EN ARO AON 
RNS 5 














हल्या 


) 


संक्षिप्त टीका सहित 


Sins 


~ 
w 





22 


रहिमहुल्लाहु तआला के 





&) 
परिचय और 


दर 
| 


(८०! है] 


i 


हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब 


| 


= ( 
2% 





सूर 


विश्वव्यापी अहमदिय्या मुस्लिम जमाअत के चतुर्थ खलीफा 








है Rae 


८ 
EH 
5 
#& 
र 

है 


~ 5 8 8 8 5 8 § 6 § § § 8 § 3 B 8 
III nnn 


पवित्र कुरआन 
का 


हिन्दी अनुवाद 


सूरः परिचय और संक्षिप्त टीका सहित 


मूल अनुवाद (उदू) 
उर्दू से हिन्दी 


प्रकाशक 


: हज़रत मिर्जा ताहिर अहमद साहब रहिमहुल्लाहु तआला 


विश्वव्यापी अहमदिय्या मुस्लिम जमाअत के चतुर्थ ख़लीफ़ा 


: क़मरुल हक़ ख़ाँ 


अतिय्यतुल क़य्यूम नासिरा 


: नज़ारत नश्र-व-इशाअत, सदर अंजुमन अहमदिय्या, 


क़रादियान-।4356, ज़िला गुरदासपुर, पंजाब 


PAVITRA QUR'AN 
(The Holy Qur'an) 
with 
Hindi Translation, 


Introduction of Chapters & Brief Explanatory Notes 


Translatedin Urdu : 


Urdu to Hindi 


I Edition 
2 Edition 
Copies 


Hadhrat Mirza Tahir Ahmad" 
Fourth Khalifa of Ahmadiyya Muslim Jama'at 


: Qamarul Haque Khan 


Atiyatul Qayyum Nasira 


: 20]0 


: 20]4 
: 2000 


Publishedby: Nazarat Nashr-o-Jsha'at, 
Sadr Anjuman Ahmadiyya, 
Qadian- 4356 
Distt. Gurdaspur, Punjab INDIA) 


Printedby: Fazle Umar Printing Press, Qadian 


ISBN : 978 8। 792 293 8 


प्रकाशकीय 

परिचय 

पवित्र कुरआन की सूरः सूची 

पवित्र कुरआन की पारः सूची 

पवित्र कुरआन मूलपाठ हिन्दी अनुवाद सहित 


कुरआन पढ़ने के बाद की दुआ 


पारिभाषिक शब्दावली 
विषय सूची 

नाम सूची 

स्थान सूची 


xl 


I-306 


।307 


]309-36 


L3LI=]I39S 


396-430 


]43-।434 





हारणा 
प्रकाशकीय 


पवित्र कुरआन सार्वभौमिक धर्मविधान है । जो समस्त लोकों के स्रष्टा और 
प्रतिपालक अल्लाह की वाणी है । जिसके अनुसरण से मानव जीवन पापमुक्त और सफल 
हो जाता है । इस ईश्वरीय ग्रंथ में मनुष्य की समस्त समस्याओं का सम्यक्‌ समाधान प्रस्तुत 
किया गया है और उसे सन्मार्ग पर परिचालित करने तथा पथभ्रष्टता से बचने के लिए 
नैसर्गिक उपाय बताये गये हैं । 

दिव्यज्योति से परिपूर्ण इस ज्ञानसागर का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद करके 
इसकी सुधा को संसार के कोने कोने तक पहुँचाने का काम विश्वव्यापी जमाअत अहमदिय्या 
कर रही है । इससे पूर्व जमाअत के द्वितीय ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद 
साहब रज़ि. के द्वारा उर्दू भाषा में पवित्र कुरआन का जो अनुवाद किया गया था उसका 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है जिससे सुधी पाठक लम्बे समय से उपकृत होते रहे हैं । 
इसके उपरांत जमाअत के चतुर्थ ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रहि. ने एक 
नूतन शैली में पवित्र कुरआन का उर्दू अनुवाद प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्तमान युग के नये 
बैज्ञानिक आविष्कारों का पवित्र कुरआन की आयतों से एक अनूठे रंग में विश्लेषण प्रस्तुत 
किया गया है । इस महान कृति का हिन्दी रूपान्तरण बहुत दिनों से अपेक्षित था । जिसे 
पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए सीमातीत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । 

प्रस्तुत हिन्दी रूपान्तरण जमाअत के वर्तमान ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद 
साहब की अनुमति से किया गया है । आदरणीया अतिय्यतुल क़य्यूम नासिरा साहिबा ने 
कुछ भाग का उर्दु से हिन्दी में अनुवाद किया है जिसको मौलवी क़मरुल हक़ ख़ाँ साहब 
शास्त्री ने बड़ी मेहनत से परिमार्जित करते हए अवशिष्ट भाग का हिन्दी अनुवाद किया है। 
प्रस्तुत अनुवाद की समीक्षा मौलवी अताउर रहमान साहब खालिद, मौलवी अली हसन 
साहब एम.ए. और मौलवी तबरेज़ अहमद साहब दुर्रानी ने की है । अल्लाह तआला इन 
सभी की मेहनत को कुबूल फ़रमाये और इन्हें अपनी अपार कृपा प्रदान करे | 

अल्लाह के निकट हमारी दुआ है कि वह इस अनुवाद को मानवजगत के लिए, 
लाभदायक एवं पथ-प्रदर्शक बनाए । आमीन 

प्रकाशक 
नाज़िर नश्र व इशाअत 
सदर अंजुमन अहमदिय्या, क़ादियान 





(५) 





ESTES THON 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार दया करने वाला है । 









परिचय 



























कुरआन करीम शाश्वत और सदा जीवंत अल्लाह की पुस्तक है जो महाप्रलय तक 
मानवजगत की हिदायत और मार्गदर्शन का प्रमाणपत्र है । इसकी जड़ें मनुष्य की प्रकृति में 
दृढ़ता पूर्वक गड़ी हैं और इसकी शाखें आकाश की ऊँचाइयों को छूती हैं । यह पवित्र वृक्ष 
हर समय और हर युग में ज्ञान-विज्ञान के ताज़े फल मनुष्य समाज को उपलब्ध कराता है । 
हिदायत और कृपा के ये ख़ज़ाने मनुष्य समाज की आवश्यकता, मनुष्य की बुद्धि और 
अनुभूति की क्षमता और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उसके ज्ञान के विस्तार और गहराई 
के आधार पर कुर्‌ आनी आयत हम उसे एक निश्चित अनुमान के अनुसार ही उतारते हैं 
(अल-हिज्र, आयत 22) के अनुसार, हर युग में दुनिया को प्राप्त होते रहते हैं और 
क़यामत तक प्राप्त होते रहेंगे । 

अंत्ययुग के धर्माचार्य, हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलै. पर अल्लाह तआला ने 
कुरआन करीम के ज्ञान, उसकी गूढ़ता, उसके भेद और रहस्य तथा आध्यात्मिक मर्म इस 
अधिकता के साथ प्रकट किये हैं कि आप अलै. के लेख और वाणी इस ज्ञान से ओतप्रोत 
होकर छलक रहे हैं । इन्हीं आकाशीय ज्ञान-सुधाओं से सिंचित होकर वह प्रतिभाएँ उभरी 
हैं जो जमाअत अहमदिय्या के ख़लीफ़ाओं के द्वारा किये गये कुर्‌आन करीम के अनुवाद 
और व्याख्याओं में स्पष्ट दिखाई देती हैं | तथापि “हर एक फूल का रंग और सुगंध भिन्न 
होता है'' जमाअत अहमदिय्या के प्रथम ख़लीफ़ा हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब रज़ि. के 
अनुवाद और व्याख्या की शैली भिन्न है और द्वितीय ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन 
महमूद अहमद साहब रज़ि. के अनुवाद और व्याख्या की महत्ता भिन्न है जो आप रज़ि. की 
अप्रतिम कृति 'तफ़्सीर सगीर' और 'तफ्सीर कबीर' में उजागर है । इसी प्रकार तृतीय 
ख़लीफा हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहि. की व्याख्या के मर्म एक पृथक रंग रखते 
हैं। 

कुरआन मजीद का प्रस्तुत अनुवाद चतुर्थ ख़लीफ़ा हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद 
साहब रहि. के गहन अध्ययन, चितन-मनन और वर्षो की अथक मेहनत के फलस्वरूप 
सामने आया है । इस अनुवाद में अनेक ऐसे कठिन स्थल थे जिन के समाधान के लिये आप 


(५) 


रहि. ने अल्लाह तआला से मार्गदर्शन चाहा और अल्लाह तआला ने अपनी कृपा से आप 
को ऐसे अर्थ समझाये जिन से उन कठिनाइयों का समाधान हो गया । 

प्रस्तुत अनुवाद सरल, सुबोध होने के साथ-साथ अपने आप में एक नयापन रखता 
है । इस में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अनुवाद कुरआन करीम के मूलपाठ 
के अनुरूप हो और किसी प्रकार से भी उसका अतिक्रमण न हो। इस प्रकरण में यह 
सावधानी बरती गई है कि यदि मूलपाठ के किसी शब्द का अनुवाद करते हुए उसका अर्थ 
स्पष्ट न होता हो तो अनुवाद को समझने के लिये स्पष्टीकरण स्वरूप जो शब्द अनुवाद में 
जोड़े गये हैं कुरआन करीम की शुद्धता को ध्यान में रख कर उन्हें कोष्ठक में लिखा गया है 
ताकि पाठक जान लें कि ये मूलपाठ के अनुवाद नहीं हैं बल्कि अनुवादक के अपने शब्द हैं। 
इस दृष्टि से यह एक प्रकार का शाब्दिक अनुवाद होते हुए सरल, सुगम और प्रचलित 
मुहावरा के अनुरूप भी है । 

अनेक स्थान पर अरबी भाषा का संयोजक वर्ण बाव और फ़ का अनुवाद छोड़ 
दिया गया है क्योंकि अरबी भाषा में वाव प्रत्येक क्षेत्र में संयोजन का अर्थ नहीं देता बल्कि 
कई स्थान पर अर्थ पर ज़ोर देने के लिये इसे एक अतिरिक्त वर्ण के रूप में प्रयोग किया 
जाता है । इसलिए यदि ऐसे स्थल पर बाब का अनुवाद और किया जाए तो अनुवाद के 
प्रवाह और निरन्तरता में केवल बाधा ही उत्पन्न नहीं होगी बल्कि पाठक कुरआन करीम 
के माधुर्य से यथोचित आनन्द प्राप्त नहीं कर सकेगा । 

उदाहरण स्वरूप सूरः अज़-ज़ुख्रुफ, आयत 22 में अरबी वर्ण फ़ का अनुवाद छोड़ 
दिया गया है । क्योंकि वहाँ पर अरबी भाषा में तो फ़ विषयवस्तु को स्पष्ट कर देता है 
परन्तु यदि उसके अनुवाद को उर्दू / हिन्दी वाक्य में जोड़ दिया जाए तो वह वाक्य अस्पष्ट 
हो जाता है । अतः कुरआन करीम के प्रति निष्ठा के लिए ऐसे स्थल पर वाब या अन्य 
संयोजक वर्णो का अनुवाद छोड़ दिया जाना आवश्यक था । 

प्रस्तुत अनुवाद में कुरआन करीम के जिन स्थलों का प्रचलित और प्रसिद्ध अर्थ से 
हट कर अनुवाद किया गया है वहाँ नये अनुवाद के प्रमाण स्वरूप अरबी शब्दकोश तथा 
अन्यान्य पुस्तकों का संदर्भ उल्लेख किया गया है । 

इन विशषताओं से युक्त यह अनुवाद एक पृथक शैली अपने अंदर रखता है। 
आधुनिक ज्ञानोद्‌घाटन की दृष्टि से इस अमरग्रंथ के एक एक शब्द को फिर से समझने की 
चेष्टा की गई है और जिन स्थलों पर भी अरबी भाषा और उसके व्याकरण ने अनुमति दी 
वहाँ पूर्ववर्ती अनुवादों को छोड़ कर नये और अनूठे अर्थ अपनाये गये हैं । इस के कुछ 
उदाहरण निम्नवत्‌ हैं : - 

।. सूरः आले इम्रान की आयत संख्या ।95 में आयतांश रब्बना व आतिना मा 


(vi) 





वअत्तना अला रुसुलि क का साधारणतया यह अनुवाद किया जाता है कि हे हमारे 
रब्ब ! हमें वह प्रदान कर जिस का तूने अपने रसूलों के हाथों पर हमारे सम्बन्ध में वादा 
किया था ।'” 

अरबी भाषा में वअ द शब्द के साथ संबंधवाचक सर्वनाम अला प्रयोग होने का 
संभवतः यह अकेला उदाहरण है । अला का अनुवाद शब्दकोश में किसी के हाथों पर'' 
नहीं मिलता । तथापि वास्तविकता यह है कि अला के प्रयोग से यह बात स्पष्ट होती है 
कि रसूलों पर कोई बात अनिवार्य कर दी गई थी जिसका पालन करना उनके अनुयायिओं 
का दायित्व था और इस दायित्व के पालन में सुस्ती होने पर क़यामत के दिन अपमानित 
होने का भय था । इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, मूलपाठ के शब्दों को देखते हुए 
यहाँ यह अनुवाद किया गया :- 

“हे हमारे रब्ब ! और हमें वह वचन प्रदान कर जो तूने अपने रसूलों पर हमारे पक्ष 
में अनिवार्य कर दिया था (अर्थात नबियों से ली गई प्रतिज्ञा ) 

2 . आयतांश- इन्नल्ला ह ला यस्तहयी ऐं यज्रि ब मसलम्मा बऊज़तन फ़मा 
फ़ौ क़हा (अल-बक़र:, आयत 27) का साधारणतया यह अनुवाद किया जाता है कि 
“अल्लाह तआला किसी मच्छर या उससे भी कमतर (जीवधारी) का उदाहरण वर्णन 
करने से नहीं झिझकता''। 

यद्यपि यह अनुवाद भी अरबी भाषा के अनुरूप है, यथापि हज़रत ख़लीफ़तुल 
मसीह चतुर्थ रहि. ने इस स्थल पर निम्नांकित अनूठा अर्थ किया है :- 

“अल्लाह कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करने से कदापि नहीं झिझकता, चाहे मच्छर 
का हो अथवा उसका भी जो उसके ऊपर हो ।'' 

अर्थात ऊपर शब्द का प्रयोग करके उन कीटाणुओं का भी उल्लेख कर दिया जिन्हें 
मच्छर अपने साथ उठाये फिरता है | इसका विशद विवरण हुजूर रहि. की पुस्तक 
Revelation Rationality, Knowledge and Truth में देखा जा सकता है । यहाँ 
केवल यह बताना अभिप्राय है कि इस आयत में अपनाया गया अनुवाद कुरआन करीम के 
मूलपाठ, अरबी भाषा और उसके व्याकरण के अनुरूप होने के साथ-साथ उस अर्थ का भी 
द्योतक है जिस में प्रकृति के एक गुप्त रहस्य पर से पर्दा उठाया गया है । 

3. स्वर्ग के प्रकरण में कुरआन करीम में सैंकड़ों स्थल पर तज्री मिन तहतिहल 
अनूहारु के वाक्य आते हैं । अरबी शब्दों के अनुसार इस वाक्य का साधारणतया यह 
अनुवाद किया जाता है कि :- 


९ देखिये सूरः आले इम्रान, आयत 82 और सूर: अल-अहज़ाब, आयत 8 


(vii) 





“उन (स्वर्गो) के नीचे नहरें बहती हैं 

परंतु इससे पाठकों के मन में यह स्पष्ट नहीं होता कि स्वर्गो (बागों) के नीचे नहरें 
बहने का क्या अर्थ है? क्‍या वे भूमिगत नहरें हैं? हालांकि अरबी में तहत शब्द का अनुवाद 
“नीचे के अतिरिक्त “निचली ओर तथा दामन में ” भी हो सकता है । कुरआन 
करीम में इस अर्थ का एक उदाहरण सूर: मरियम में आता है जिस में हज़रत मरियम 
अलैहा. को सम्बोधित करके एक फरिश्ता कहता है क़द जअ ल रब्बुकि तहतकि 
सरिय्या फिलिस्तीन की पहाड़ी भूमि के परिप्रेक्ष्य में इस आयतांश का यह अर्थ बनता है 
कि तेरे रब्ब ने तेरी निचली ओर एक स्रोत जारी किया है । अतः हुज़ूर रहि. ने अनुवाद की 
इस क्लिष्टता को दृष्टि में रखकर तज्री मिन तहतिहल अनूहारु का अनुवाद “उन के 
दामन में नहरें बहती हैं'' किया है । 

4 . कुरआन करीम में अग्निवृक्ष का कई स्थल पर वर्णन आया है । साधारणतया 
इस से यह अर्थ समझा जाता है कि वृक्ष लकड़ी उत्पन्न करता है और लकड़ी से अग्नि 
बनती है जो मनुष्य के लिये एक दैनिक आवश्यक की वस्तु है । परंतु प्रस्तुत अनुवाद में 
इस का ' वृक्ष (सदृश लपट) अनुवाद किया गया है । आग अपने आप में गर्मी तो पैदा 
करती है जिसकी मनुष्य को हर क्षण आवश्यकता रहती है परंतु आग की एक विशेषता 
यह है कि उस में लपटें बनती हैं । इस प्रकार लपटें उठती हुई आग जहाँ वृक्ष सदृश हो 
जाती है वहाँ उसकी इस विशेषता के कारण ही आजकल यातायात और मालढुलाई में 
काम आने वाले यंत्र जैसे जेट इंजन और राकेट इत्यादि काम करते हैं । इस तथ्य को सामने 
रखकर ही कुरआन करीम की आयतों (सूर: अल वाकिअ: आयत संख्या 72 से 74) का 
एक नया अर्थ प्रकट होता है कि अग्निवृक्ष यात्रा करने वालों के लिये प्रकृति का एक 
वरदान है जिस के द्वारा उनकी यात्रा सुखद और तेज़ रफ़्तार बन गयी है । 

ये कुछ अनुपम विशेषतायें उदाहरण स्वरूप उल्लेख किये गये हैं, अन्यथा प्रस्तुत 

अनुवाद में अल्लाह की कृपा से पाठकों को असंख्य विशेषतायें दिखेंगी जो वर्तमान समय 
के प्रचलित अनुवादों में उपलब्ध नहीं हैं । अल्लाह करे कि यह अनुवाद सर्वप्रकारेण 
जनहितकर सिद्ध हो और इस का वास्तविक उद्देश्य लाभ हो अर्थात्‌ इसे पढ़ने वाला 
कुरआन करीम के ध्येय और संदेश को समझे तथा अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार 
इससे लाभ उठाये । आमीन 


als ats als 





(viii) 
































सूरः नाम पृष्ठ || सूरः नाम पृष्ठ 
संख्या संख्या 

।. | अल-फ़ातिहः || 28. |अल-क़सस 729 
2. |अल-बक़रः 3 || 29. |अल-अन्कबूत 749 
3. | आले इम्रान 85 || 30. | अर-रूम 765 
4. | अन-निसा 32 || 3. | लुक़मान 779 
5. |अल-माइदः 85 || 32. | अस-सज्दः 789 
6. | अल-अन्‌आम 223 || 33. | अल-अहज़ाब 796 
7. |अल-आ'राफ़ 265 || 34. |सबा 88 
8. |अल-अन्फ़ाल 3।2 || 35. | फ़ातिर 833 
9. |अत-तौबः 332 || 36. | यासीन 845 
।0. | यूनुस 367 || 37. | अस-साफ़्फात 858 
।।. |हुद 392 || 38. |साद 876 
।2. | यूसुफ़ 4]9 || 39. | अज़-ज़ुमर 889 
।3. | अर-राद 445 || 40. | अल-मु'मिन 907 
4. | इब्राहीम 458 || 4।. | हा मीम अस-सज्दः 926 
5. | अल-हिञ्र 47] || 42. | अश-शूरा 940 
।6. | अन-नहूल 484 || 43. | अज़-जुख्रुफ़ 955 
7. | बनी इस्राईल 5।2 || 44. | अद-दुखान 969 
।8. | अल-कहफ़ 536 || 45. | अल-जासियः 976 
।9. | मरियम 559 || 46. | अल-अहक़ाफ़ 984 
20. |ताहा 574 || 47. | मुहम्मद 994 
2।. | अल-अम्बिया 595 || 48. | अल-फ़त्ह I003 
22. | अल-हज्ज 64 || 49. | अल-हुजुरात I0I3 
23. | अल-मु'मिनून 634 || 50. |क्राफ़ I020 
24. | अन-नूर 65। || 5. | अज्ञ-ज़ारियात I027 
25. | अल-फुर्कान 670 || 52. | अत-तूर I036 
26. | अश-शुअरा 685 || 53. | अन-नज्म I043 
27. | अन-नम्ल 708 || 54. |अल-क़मर I05I 





(5) 














सूरः नाम पृष्ठ || सूरः नाम पृष्ठ 
संख्या संख्या 

55. | अर-रहमान :058 || 85. | अल-बुरूज I238 
56. | अल-वाक्रिअः 069 || 86. | अत-तारिक़ I242 
57. | अल-हदीद 080 || 87. |अल-आ'ला I245 
58. | अल-मुजादलः 090 || 88. | अल-ग्ाशियः I248 
59, | अल-हश्र 098 || 89. |अल-फ़ञ्ज I25] 
60. | अल-मुम्तहिनः .06 || 90. | अल-बलद I255 
6. | अस-सफ़्फ़ .72 || १।. | अश-शम्स I258 
62. | अल-जुमुअः ।।7 || 92. |अल-लैल I26! 
63. | अल-मुनाफ़िकून :।22 || 93. | अज़-जुहा 264 
64. | अत-तग्राबुन .26 || 94. | अलम नश्रह I267 
65. | अत-तलाक़ ]3! || 95. |अत-तीन I269 
66. | अत-तहरीम ।36 || 96. | अल-अलक़ I272 
67. | अल-मुल्क ]43 || 97. |अल-क्द्र I275 
68. | अल-क़लम .49 || 98. |अल-बय्यिनः I277 
69. | अल-हाक्क़ः ]55 || 99. | अज़-ज़ञिल्ज़ञाल I280 
70. | अल-मआरिज .6। || 00. | अल-आदियात I282 
7. |नूह 67 || 07. | अल-क्रारिअः I285 
72. | अल-जिन्न ।73 || :02. | अत-तकासुर I288 
73. | अल-मुज़ज़म्मिल .80 || 03. | अल-अस्र I290 
74. | अल-मुइस्सिर 84 || 04. | अल-हुमज़ः I29] 
75. | अल-क्रियामः .90 || 05. | अल-फ़ील I293 
76. | अद-दहूर ।96 || :06. | कुरैश I295 
77. | अल-मुर्सलात 20! || 07. | अल-माऊन I296 
78. | अन-नबा 207 || 08. | अल-कौसर I297 
79. | अन-नाज़िआत 2।2 || 09. | अल-काफिरून I299 
80. |अबस 2।8 || 0. | अन-नस्न I300 
8, | अत-तक्वीर 222 || ।।।. | अल-लहब I30! 
82. | अल-इनूफ़ितार 227 || 2. | अल-इख़्लास I302 
83. | अल-मुतफ्फिफ़ीन 230 || 3. | अल-फ़लक़ 303 
84. | अल-इन्शिक्राक़ 234 || 4. | अन-नास I305 























(5) 








(जा) 


| 
- सूरः अल-फ़ातिहः 


यह सूरः आरम्भिक मक्की दौर में अवतरित हुई थी । कुछ विश्वसनीय वर्णन के 
अनुसार यह सूरः मदीना में दोबारा अवतरित हुई । बिस्मिल्लाह समेत इसकी 7 आयते 
हैं। 

यह सूरः कुरआन करीम की समग्र विषयवस्तु का सार है । इसी लिए हदीसों में 
इस का एक नाम उम्मुल-किताब (पुस्तक का मूल) है । इसके अतिरिक्त और भी 
अनेक नाम उल्लेखित हैं । यथा :- फ़ातिहतुल-किताब (पुस्तक का उपक्रम), 
अस-सलात (प्रार्थना), अल-हम्द (स्तुति), उम्मुल-क्ुरआन (कुर्‌आन का मूल), 
अस-सब्उल मसानी (बार-बार पढ़ी जाने वाली सात आयते), अश-शिफ़ा 
(आरोग्यकारी), अल-कन्ज़ (खज़ाना) इत्यादि । 

अल्लाह तआला ने विशेष रूप से हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब मसीह मौऊद 
अलैहिस्सलाम को इस सूरः की व्याख्या समझाई । अतः उन्होंने इस सूरः की विशेष रूप 
से अरबी भाषा में व्याख्या की है । 


त्र 


सूरः ।, अल-फ़ातिह: 





: € 4 जे 4 अट 
श्र 4८८ > Ed 
ASG ios 5) 9-० 

ह 











CES ERE 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा &- 


करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, 
जो समस्त लोकों का रब्ब है ।2। 

अनंत कृपा करने वाला, बिन माँगे देने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।3। 


कर्मफल दिवस का मालिक है ।4। 


हम तेरी ही उपासना करते हैं और तुझ 
ही से हम सहायता चाहते हैं ।5। 


हमें सीधे रास्ते पर चला ।6। 


उन लोगों के रास्ते पर जिन्हें तूने 
पुरस्कृत किया, जिन पर तेरा प्रकोप 


© 2H ye) 


~ 


has 29% JEN 3322536 
OOS SS EN) 


Des SEs 


~ 57 ड i 
f «० 2\~ टः 57% | < 5 bis 


5 ] 


नहीं हुआ और जो पथभ्रष्ट नहीं हुए ।7। & ७८४ ८% ge Dyan [24 


(रुकू ।) 


] 
2- सूरः अल-बक्रः 


यह सूरः मदीना जाने पर प्रथम और द्वितीय वर्ष में अवतरित हुई थी । 
बिस्मिल्लाह समेत इसकी 287 आयें हैं । 

इस सूरः के आरम्भ में ही अल्लाह तआला, वहइ और ईशवाणी तथा परलोक पर 
ईमान जैसे मौलिक आस्थाओं का वर्णन है । सूरः अल्‌-फ़ातिहः में पुरस्कृत, 
प्रकोपग्रस्त और पथभ्रष्ट तीन समूहों का उल्लेख किया गया था । सूरः अल्‌-बक़रः में 
'पुरस्कृत' समूह का वर्णन करने के पश्चात्‌ 'प्रकोपग्रस्त' समूह को बुरी-आस्थाओं, कु- 
कर्मो और दुराचारों का विस्तार से उल्लेख किया गया है । 

यह सूरः एक आश्चर्यजनक चमत्कार है, जिसने सृष्टि के आरम्भ के वर्णन से 
लेकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वर्णन तक विभिन्न नबियों की 
घटनाओं को प्रस्तुत किया है और क़यामत तक के लिए इस्लाम के लिए जो ख़तरे हैं, 
उनको भी चिह्नित किया है । हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वर्णन के पश्चात विभिन्न 
महान धर्मो के रसूलों का वर्णन किया गया है, जिन में हज़रत इन्राहीम अलैहिस्सलाम, 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम भी हैं । इस सूरः को पढ़ते हए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शरीअत 
(धर्म-विधान) पूर्णतः अवतरित हो चुकी है और इस्लामी शरीअत का कोई पहलू बाकी 
छूटा हुआ नहीं दिखता । यद्यपि बाद की सूरतों में कुछ और पहलू भी मिलते हैं, परन्तु 
अपने आप में यह सूरः प्रत्येक विषय पर व्यापित दिखाई देती है । हदीस में वर्णित है कि, 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, प्रत्येक वस्तु का एक शीर्ष भाग 
होता है और कुरआन का शीर्ष भाग सूर: अल्‌ बक़र: है । इस में एक ऐसी आयत है जो 
कुरआन की सभी आयतों की सरदार है और वह आयतुल्‌-कु्सी है | अतः हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह विशेष महिमा है कि उन को यह सूरः प्रदान 
की गई । इस में नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज्ज के विषय भी वर्णित हैं । हज़रत 
इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उन दुआओं का विशेष रूप से उल्लेख है 
जो ख़ाना का बा के नव निर्माण के समय उन्होंने कीं । 

इसी सूरः में उस प्रतिज्ञा का भी वर्णन है जिसे अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल के 
साथ बाँधी थी, जिसे दुर्भाग्यवश उन्होंने तोड़ दिया और फिर यही हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम के आविर्भाव का कारण सिद्ध हुई । इस सूरः के अंत पर एक ऐसी आयत 
है जिस से यूँ प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार की दुआओं का सार भी इस में आ गया है 
और मानो दुआओं का एक अन्तहीन खज़ाना प्रदान कर दिया गया है । 


सूरः 2, अल-बक़र: 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है |!| 

अनल्लाहु आ'लमु : मैं अल्लाह सब से 
अधिक जानने वाला हूँ ।2। 
यह “वह”! पुस्तक है । इसमें कोई संदेह £ 
नहीं । (यह) मुत्तक्रियों को हिदायत देने 


वाली है ।3। 

जो लोग अदृश्य पर ईमान लाते हैं और 
नमाज़ को क़ायम करते हैं तथा जो कुछ 
हम उन्हें जीविका देते हैं, उस में से खर्च 
करते हैं ।4। 

और वे लोग जो उस पर ईमान लाते हैं 
जो तेरी ओर उतारा गया और उस पर 
जो तुझ से पूर्व उतारा गया, और वे 
परलोक पर विश्वास रखते हैं।5। 


यही वे लोग हैं जो अपने रब्ब की ओर से 
हिदायत पर क़ायम हैं और यही वे हैं जो 
सफल होने वाले हैं ।6। 

निःसन्देह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
(इस अवस्था में) चाहे तू उन्हें सतर्क करे 
या न करे, उनके लिए एक समान है । वे 
ईमान नहीं लाएँगे ।7। 

अल्लाह ने उन के दिलों पर और उनकी 
श्रवणशक्ति पर भी मुहर लगा दी है और 
उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए 
बड़ा अज़ाब (निश्चित) है।8। (रुकू न॑-) 


Or LD Ms 


झी 6 
| 
Fo SANSA 
0५०४2 3 पं है Cs 
0) 2223 2455 ५9 8५2] 


SOPOT ls 


|. ~ ~ 2 
SNS <05 209०» ६८५ 
७8३५७ ४ 58 
Sl Ff Os 2 ke 2 
5 99 gj uk SUT 
~ aa) | Fe 2 
~ र Sa NO) 


OOF YAN 
2 | Dees 

SRR ke 55 ke 4 हे 
>¢) Ss Clee 52 | he 9 


है Ob ८०-५८ 


|] 


सूरः 2, अल-बक़र: | 


और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो 
कहते हैं कि हम अल्लाह पर और 
अन्तिम दिन पर भी ईमान ले आए, & 
हालाँकि वे ईमान लाने वाले नहीं हैं ।9। 
वे अल्लाह को और उन लोगों को जो 
ईमान लाए, धोखा देने की चेष्टा करते 
हैं | जबकि वे अपने सिवा किसी अन्य 
को धोखा नहीं देते, और वे समझ नहीं 
रखते ।।0। 

उनके दिलों में बीमारी है । अतः 
अल्लाह ने उनको बीमारी में बढ़ा दिया। 
और उनके लिए बहुत पीड़ाजनक 
अज़ाब (निश्चित) है, क्योंकि वे झूठ 
बोलते थे।।]। 

और जब उन्हें कहा जाता है कि धरती में 
उपद्रव न करो, तो वे कहते हैं हम तो 
केवल सुधार करने वाले हैं ।।2। 
सावधान ! निश्चित रूप से वही 
उपद्रवी हैं, परन्तु वे समझ नहीं 
रखते ।।3। 

और जब उन्हें कहा जाता है, ईमान ले 
आओ जैसा कि लोग ईमान ले आए हैं । 
कहते हैं, क्या हम ईमान ले आएँ जैसे 
मूर्ख ईमान लाए हैं ? सावधान ! वे 
स्वयं ही तो मूर्ख हैं । परन्तु वे जानते 
नहीं ।।4। 

और जब वे उन लोगों से मिलते हैं जो 
ईमान लाए तो कहते हैं, हम भी ईमान 
ले आए और जब अपने शैतानों की ओर 
पृथक होकर जाते हैं तो कहते हैं, 
निश्चित रूप से हम तुम्हारे साथ हैं । 


¥ 


पारः | 


XR BZ 
4 


2 ४ Us 2७ 27 3 ~ ~ 
Pb SALUD sees 
2 ~ 2+ £ 52 5 न + (९ 

OCs ३० ७8 ०५ 2% 


E | 


| iY 
| 


5-4३ 
BR] | 


| i) ह ~ 


| ०-५ 


ट ¢ > | 2 
5 40 Ds 


RI कट 


4 4% 55 225 (68 FE 55 ह 

4% | Der. > | 3 222 ~ FE 2 
Fe pe TIX Fre 6:90: हि 
SE SEE gs UE 
०७५ 


SECIS IE 


OOH 

a STII STENT 
(5-७ 353<«०| SB ogi] 3) 
O63 ge y 

EE 5] i 7 20025 रा os iz 
EIS ge Volos) 3 


> ¢ iT + ना ला MS 28 

se है & 6 Ge न 525) 
~ ye T2z § 65 | ~ i 

OHNE 


~ 


HEMET 


ESR HE 


~ 


6 LEONE 


ES 


Se 


सूरः 2, अल-बकरः 


हम तो (उन से) केवल उपहास कर रहे 
थे ।।5। 

अल्लाह उनके उपहास का (अवश्य) 
उत्तर देगा । और उन्हें कुछ समय तक 
ढील देगा ताकि वे अपनी उद्दण्डता में 
भटकते रहें ।6। 

यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले 
पथभ्रष्टता को खरीद लिया । अतः 
उनका व्यापार लाभजनक नहीं हुआ और 
वे हिदायत पाने वाले न हो सके ।।7। 
उनका उदाहरण उस व्यक्ति की 
अवस्था के अनुरूप है जिस ने आग 
भड़काई । फिर जब उस (आग) ने उस 
के माहौल को आलोकित कर दिया, 
अल्लाह उन (भड़काने वालों) की 
ज्योति को ले गया और उन्हें अन्धकारों 
में छोड़ दिया कि वे कुछ देख नहीं 
सकते थे ।।8। 

वे बहरे हैं, वे गूँगे हैं, वे अन्धे हैं । अतः 
वे (हिदायत की ओर) नहीं लौटेंगे ।।9| 
अथवा (उनका उदाहरण) उस वर्षा 
की भाँति है जो आकाश से बरसती 
है। उसमें अंधेरे भी हैं और कड़क भी 
और बिजली भी । वे बिजली के 
कड़कों के कारण, मृत्यु के भय से 
अपनी उंगलियाँ अपने कानों में डाल 
लेते हैं । और अल्लाह काफ़िरों को घेरे 
में लिए हुए है ।20। 

सम्भव है कि बिजली उनकी दृष्टिशक्ति 
को उचक ले जाये । जब कभी वह उन 
(को राह दिखाने) के लिए चमकती है, वे 


8 Be 3.०७ _5)७-३ A) 


F 2 CHP 5५+ dT Es 
Selb NC as] 


पारः | 


था 


3 2503० >/ > 2257 AW 


® Osgon pe ee 


~~ 


iF hs 


ISG; wr ~) रद 


रह. 


HE CZ 5 ~%2% 2 नए di था FE &7 


Say Hic Sg GE 


(9 SED Nes (3 eS 


5 A ४ उ >> प sy] 
(3) Oo >» Y og (५४६ SS SD 


55 ७5-40 55 2७05 


७) ~ 2 a द ह 334 2 ४ र 
© R72 b> UE) 


In JOUVE) try 


सूरः 2, अल-बक़र: 


3 
| 
2 
नम 


उसमें (कुछ) चलते हैं । और जब वह गा Muses उ 
उन पर अन्धेरा कर देती है तो रुक जाते हि अप कम पक 
हैं। और यदि अल्लाह चाहे तो उनकी <५ |£ ५9 
श्रवणशक्ति को और उनकी दृष्टिशक्ति । ee PRD PD 
को भी ले जाए । निःसन्देह अल्लाह हर FU 0) 32०४७ rg 
चीज़ पर जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य ह 6345 Mp ie 
रखता है ।2।। (रुकू -5-) f 
हे लोगो ! तुम अपने रब्ब की उपासना ,ट [< ५६१45 7। ४42 | 2॥४ 
करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उनको 8 8 
भी जो तुमसे पहले थे । ताकि तुम ©9555) »१०७३,१८४२०।३ 
तक़वा अपनाओ ।22। 

जिसने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना ट| $ E35) >is 5५3] 
और आकाश को (तुम्हारे अस्तित्व का) (23 न 
आधार बनाया और आकाश से पानी ६४ Eb foes 56 
उतारा और उसके द्वारा प्रत्येक प्रकार के 5 RE 
फल तुम्हारे लिए जीविका-स्वरूप SSS SHE 
उत्पन्न किए । अतः जानते बूझते हए OOS 2 SIT 
अल्लाह के साझीदार न बनाओ ।23। 

और यदि तुम इस के बारे में संदेह में हो Gy i [ ह S583 
जो हम ने अपने भक्त पर उतारा है, तो 


2) 


इस जैसी कोई सूर: ला कर दिखाओ और 5 5 ‘2 5०५३ > ह 
अपने संरक्षकों को भी बुला लाओ जो 25 0|44|) 93\ ४3 £6 
अल्लाह के सिवा (तुम ने बना रखे) हैं, ७४43. 
यदि तुम सच्चे हो ।24।* > 








कुरआन करीम में कई स्थान पर कुरआन की केवल एक सूर: का उदाहरण लाने की चुनौती दी गई है 
और कुछ स्थान पर दस सूरतों का और कुछ स्थानों पर पूरे कुरआन का उदाहरण प्रस्तुत करने की 
चुनौती दी गई है । जहाँ तक एक सूरः का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रश्‍न है इससे अभिप्राय सूरः 
अल्‌-बक़रः भी हो सकती है । इस से यूँ लगता है कि मानो सारे कुरआन के विषय इस सूरः में वर्णन 
कर दिये गये हैं । जहाँ दस सूरतों का वर्णन है, तो उससे अभिप्राय यह है कि कुरआन की कोई भी 
दस सूरतें कहीं से भी इकट्ठी कर लें, चाहे अन्तिम भाग की छोटी सूरतें हों या बड़ी, उनके उदाहरण 
प्रस्तुत करने से मनुष्य सर्वथा असमर्थ रहेगा । पूरे कुरआन के उदाहरण लाने का तो प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । 











सूरः 2, अल-बक़र: 


अतः यदि तुम ऐसा न कर सको और 
कदापि न कर सकोगे, तो उस आग से 
डरो जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर 
हैं । वह काफिरों के लिए तैयार की 
गई है ।25। 
और जो लोग ईमान लाए और सत्‌-कर्म 
किए, उन्हें शुभ-समाचार दे दे कि उनके 
लिए ऐसे बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें 
बहती हैं । जब भी उन्हें उन (बागों) में 
से कोई फल जीविका स्वरूप दिया 
जाएगा, तो वे कहेंगे यह तो वही है जो 
हमें पहले भी दिया जा चुका है । 
हालाँकि इस से पूर्व उनके निकट केवल 
उससे मिलती-जुलती (जीविका) लाई 
गयी थी और उनके लिए उन (बागों) में 
पवित्र बनाये हुए जोड़े होंगे और वे उनमें 
सदा रहने वाले हैं ।26। 
अल्लाह कोई भी उदाहरण प्रस्तुत 
करने से कदापि नहीं झिझकता, चाहे 
मच्छर का हो अथवा उस का भी जो 
उस के ऊपर हो । अतः जहाँ तक 
ईमान लाने वालों का सम्बन्ध है तो 
वे जानते हैं कि यह उनके रब्ब की 
ओर से सत्य है । और जहाँ तक 
इनकार करने वालों का सम्बन्ध है 
तो वे कहते हैं, (आख़िर) इस 
उदाहरण को प्रस्तुत करने से अल्लाह 
उद्देश्य क्या है? वह इस 
(उदाहरण) के द्वारा अनेकों को 
पथभ्रष्ट ठहराता है और अनेकों को 
हिदायत देता है और वह इसके द्वारा 


| 


रु, 
कि BS 


पारः | 


soles lols 20, 
Eros rides res 
ORS CF 
BN essa pHs 
SNe ५४४५४ 
७४226 2७५४): 
wil ESE 33s 


Ge 


O03 25 9 


\ 


Z 
7 Fe s Z 
७ 2 ~? 


EOC IN Sot EB] 


|] 


lal HEE WSC 
७३ 2g del 


ssi BG 82953 50४ < ४.) 
ESO Esl 


57 5 





सूरः 2, अल-बक़रः पारः | 
दुराचारियों के अतिरिक्त किसी को. ७ CS 7५ kts 


पथभ्रष्ट नहीं ठहराता ।27।* 

अर्थात्‌ वे लोग जो अल्लाह से दृढ़ प्रतिज्ञा 
करने के पश्चात्‌ उसे तोड़ देते हैं और 
उन (सम्बन्धों) को काट देते हैं जिनको 
जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है 
और धरती में उपद्रव फैलाते हैं । यही वे 
लोग हैं जो घाटा पाने वाले हैं ।28। 

तुम किस प्रकार अल्लाह का इनकार 
करते हो ? जबकि तुम मृत थे, फिर 
उसने तुम्हें जीवित किया । वह फिर 
तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें जीवित 
करेगा । फिर तुम उसी की ओर लौटाए, 
जाओगे ।29। 

वही तो है जिस ने तुम्हारे लिए वह सब 
कुछ पैदा किया जो धरती में है । फिर 
उस ने आकाश की ओर ध्यान दिया और 


उसे सात आकाशों के रूप में संतुलित £ 


कर दिया और वह प्रत्येक विषय का 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।30। 

(रुकू -३) 
और (याद रख) जब तेरे रब्ब ने 
फ़रिश्तों से कहा कि निश्चित रूप से मैं 
धरती में एक उत्तराधिकारी बनाने वाला 
हूँ । उन्होंने कहा, क्या तू उसमें वह 
बनाएगा जो उसमें उपद्रब करे और 
रक्तपात करे ? जबकि हम तेरी प्रशंसा 


~ 57 2 


EU |e 0 9<५-२८४०-) 
os 477 
SAS UNG Ds 

60374 


कक हुआ 


| |g | 94०० | )9 


So 25 ०७३ CE 555 2 WRC? ZS (2७ 


4\ 22 > द्र Zi Z Ed 
Os 4८)»: 


UPINGE IEICE Coss 
doesn i Ee 


| | >& 2 >० 


ie pS ~ Ci ~ ~ 
= gC 529 Ds ~ 


= 
Led 


2 
2 ना ला श्र नी 


5 ~ % bs E 

ड 3) 
४) 4८ 

LEAS ~ 


fu RE FN 9 (६23 द : 


र ७६८ 





* जो उसके ऊपर हो से अभिप्राय मच्छर जो वस्तु उठाये हुए है, जो उसके ऊपर है अर्थात मलेरिया के 








जीवाणु हैं । संसार में सर्वाधिक लोग मलेरिया और मलेरिया जनित बीमारियों से मरते हैं। ''अल्लाह 
नहीं झिझकता'' से यह अभिप्राय है कि इस अवसर पर झिझकने की कदापि कोई आवश्यकता नहीं 


है, क्योंकि यह बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


के साथ गुणगान करते हैं और हम तेरी 
पवित्रता का बखान करते हैं । उसने 
कहा, निःसन्देह मैं वह सब कुछ जानता 
हूँ जो तुम नहीं जानते ।3]। 

और उस ने आदम को सब नाम 
सिखाए, फिर उन (पैदा की हुई चीज़ों) 
को फ़रिश्तों के समक्ष प्रस्तुत किया और 
कहा, यदि तुम सच्चे हो तो मुझे इनके 
नाम बतलाओ ।32।* 

उन्होंने कहा, तू पवित्र है । जो तू हमें 
सिखाये उस के सिवा हमें किसी बात का 
कोई ज्ञान नहीं । निःसन्देह तू ही है जो 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।33। 

उस ने कहा, हे आदम ! तू इनको उनके 
नाम बता । अत: जब उसने उन्हें उनके 
नाम बताए तो उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें 
नहीं कहा था कि निश्चित रूप से मैं ही 
आकाशों और धरती के अदृश्य (विषय) 
को जानता हूँ और मैं उसे (भी) जानता 
हूँ जो तुम प्रकट करते हो और उसे (भी 
जानता हैँ) जो तुम छिपाते हो ।34। 

और जब हम ने फ़रिश्तों से कहा कि 
आदम के लिए सजद: करो तो इब्लीस के 


| | पारः | 


+ 


~ 
RY ee” 


i Ss 5) 2८९ Gn 
OOS GSE IE 


CIS ६“ ७9 


42 je > EE 

PO (६.६ ६ ४ ्ः ales 
Ce 5% 2 ARIES EE i 

SG GSO 25.0 0 3 

OF CRD 29220: 


OS ~~ 


b—\ 


9% 
eNO eRe Ln ae! 


EM 


pe Coed FS YN EO 


bd 


av { 


{ gs. 7 ति sd] “5 \§ 


oe segs EE 
9 gd है 3 | a 


OOS AS ८ 


fs Sl ALN Ns 





: यहाँ नाम शब्द से अभिप्राय कई बातें हो सकती हैं । जैसे . पदार्थो के भेद (देखें पुस्तक सिर्रुल 
ख़िलाफ़ः) । 2. अरबी भाषा की संज्ञाएँ (देखें पुस्तक मिननु-र॑हमान) । 3. वे गुण जो फ़रिश्तों में 
नहीं थे । 4. उन नबियों के नाम जो आदम के वंश में पैदा होने वाले थे | जिनका फ़रिश्तों को कुछ 
भी ज्ञान नहीं था और आदम ने जब उन नबियों का नाम लिया तो वे चकित हो गये । नबियों के 
आगमन के परिणामस्वरूप रक्तपात का विषय सत्य सिद्ध होता है परन्तु भिन्न प्रकार से । फ़रिश्तों 
को यह तो अनुमान था कि यदि अल्लाह के प्रतिनिधि (नबी) का आगमन हुआ तो धरती में 
रक्तपात होगा, परन्तु उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि इस में नबियों का दोष नहीं होगा, बल्कि 


नबियों के विरोधियों का दोष होगा । 





सूरः 2, अल-बक़र: 


सिवा वे सब सजद: में गिर गये । उस ने 
इनकार किया और अहंकार किया और 
वह काफ़िरों में से था ।35। 

और हमने कहा, हे आदम ! तू और 
तेरी स्त्री स्वर्ग में रहो और तुम दोनों 
उसमें जहाँ चाहो भरपूर खाओ, परन्तु 
उस विशेष वृक्ष के निकट न जाना, 
अन्यथा तुम दोनों अत्याचारियों में से हो 
जाओगे ।36।* 

अतः शैतान ने उन दोनों को उस (वृक्ष) 
के विषय में फुसला दिया, फिर उन्हें उस 
से निकाल दिया, जिस में वे पहले थे । 
और हम ने कहा, तुम निकल जाओ 
(इस अवस्था में) कि तुम में से कुछ, 
कुछ और के शत्रु होंगे और तुम्हारे लिए 
(इस) धरती में एक अवधि तक रहना 
और लाभ उठाना (निश्चित) है ।37। 
फिर आदम ने अपने रब्ब से कुछ वाक्य 
सीखे । अतः वह प्रायश्चित स्वीकार 
करते हुए उस पर झुका । निःसन्देह 
वही बहुत प्रायश्चित स्वीकार करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।38। 

हम ने कहा, तुम सबके सब इसमें से 
निकल जाओ । अतः जब कभी भी 
तुम्हारे निकट मेरी ओर से हिदायत 


(५८-०७ ६८ ib 
HCN 8s 36 
(2. 3) 3 »<-/9 


b Fe ~ § Fas | \2 ५39 
AEDES ०१ PSS 


पारः | 


HEN REN NEES 


ORB OS 

355 SUES 
BY GSES EIS 
ONS ESE Eloi 


i ४ ३३०० 


7 
EE wr ७ 


a fx2z क) 7 


ज्ड 


2 


. 
f i \ N 


Oye SEES 


3 सह रे 


OAD) 


Fre HES ae 7 es |;४.६ 2 2 ७४६ 
हे | | &|। \§ 
कक आह कक र ०% ५] है. | 

4५५ NEN DE Fi ZX 2% 
SANE _$5 





* यहाँ वृक्ष से अभिप्राय वह धमदिश हैं जो निषेधात्मक विषयों से सम्बन्धित हैं | यदि उन नियमों को 
तोड़ा जाये तो फिर संसार में मनुष्य के लिए शांति उठ जाती है । इस आयत में दो व्यक्तियों को 
सम्बोधित किया गया है, परन्तु इससे यह अभिप्राय नहीं है कि केवल आदम और हव्वा स्वर्ग में रहते 
थे, क्योंकि आगे की आयतों में तुम सब के सब इस में से निकल जाओ इस बात को प्रकट करता 


है कि वहाँ आदम के और भी वंशज थे । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


आयी तो जिन्होंने मेरी हिदायत का 
अनुसरण किया, उन को कोई भय 
नहीं होगा और न ही वे दुःखी 
होंगे।39। 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया और 
हमारे चिह्लों को झुठलाया, वही हैं जो 
आग में पड़ने वाले हैं । वे उसमें लम्बे 
समय तक रहने वाले हैं ।40। 

(रुकू --) 
हे बनी इस्राईल ! उस नेमत को याद 
करो जो मैं ने तुम पर की और मेरी 
प्रतिज्ञा को पूरा करो, मैं भी तुम्हारी 
प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और केवल 
मुझ ही से डरो ।4| 
और उस पर ईमान ले आओ, जो मैंने 
उसकी पुष्टि करते हुए उतारा है जो 
तुम्हारे निकट है । और उसका इनकार 
करने में पहल न करो और मेरे चिह्लों के 
बदले अल्प मूल्य ग्रहण न करो और 
केवल मेरा ही तक़वा अपनाओ ।42। 
और सत्य को असत्य के साथ गड्ड-मड्ड न 
करो और सत्य को न छिपाओ जबकि 
तुम जानते हो ।43। 
और नमाज़ को क़ायम करो और ज़कात 
अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक 
जाओ ।44। 
क्या तुम लोगों को नेकी का आदेश देते 
हो और स्वयं अपने आप को भूल जाते 
हो, जबकि तुम पुस्तक भी पढ़ते हो । 
आख़िर तुम क्यों बुद्धि से काम नहीं 
लेते ? ।45| 


|| पारः | 


a > 4257 22 $7 Ba 5 
Oo ~ Ys 
ट > 


I 


SEEMS 5 2४५ 
£ 


En gee | (६४७ sm C (sh x न 
6. OAs JL 


६ 


BEN el | 
SS oe no Tz लग 
29 | ५2७४ 9 3 है. #% की | 


® © soils a (a 57 
29:82) 5५) SS २2७४ 


~ 
2/27 


PSST SNE 

OOS Ss 
FSR SIE ISIE 
O35 5 TPES 
ee Clg वन) 


सूरः 2, अल-बक़र: 


और धैर्य और नमाज़ के साथ सहायता 
माँगो और निश्चित रूप से यह (काम) 
विनम्रता अपनाने वालों के सिवा सब के 
लिए भारी है ।46। 

(अर्थात) वे लोग जो विश्वास रखते हैं 
कि वे अपने रब्ब से मिलने वाले हैं और 
यह भी कि वे उसी की ओर लौट कर 
जाने वाले हैं ।47। (रुकू -३-) 

हे बनी इस्राईल ! मेरी उस नेमत को 
याद करो जो मैंने तुम पर की और यह 
भी कि मैंने तुम्हें समग्र जगत पर 
प्रधानता दी ।48। 

और उस दिन से डरो जब कोई जान 
किसी दूसरी जान के कोई काम नहीं 
आएगी और न उससे (उसके पक्ष में) 
कोई सिफ़ारिश स्वीकार की जाएगी और 
न उससे कोई बदला ग्रहण किया जाएगा 
और न उन (लोगों) की किसी प्रकार 
सहायता की जाएगी ।49। 

और (याद करो) जब हम ने तुम्हें 
फ़िरऔन की जाति से मुक्ति 
प्रदान की, जो तुम्हें कठोर यातना 
देते थे। वे तुम्हारे पुत्रों की हत्या 
कर देते थे और तुम्हारी स्त्रियों को 
जीवित रखते थे और इसमें तुम्हारे 
लिए तुम्हारे रब्ब की ओर से 
बहुत बड़ी परीक्षा थी ।50| 

और जब हम ने तुम्हारे लिए समुद्र को 
फाड़ दिया और तुम्हें मुक्ति दी, जबकि 
हमने फ़िरऔन की जाति को डुबो दिया 
और तुम देख रहे थे ।5।। 


|} पारः | 


(6) 3 FBS HSL als 
ONIN 


ET ~ RR Pr 
०७) oils sg lO ss RN 
4 > 287 


@ ~ 5 |] 
Ge ©) O72) sels 


° (20 ° 


see |) (2५ uu | श्र 
ke RSET KF pe 2 7A 27 


Ces > T | 


or 


५ 


२४०2 ८ £; > PN 553 
Sd ६० ° ) 92 %* ' 9 


44 fac (६६ (08 A {6६ 
~ 334८ 4 0४7 EES 


~ 
> 
~ 7 


6 5B TR 53 
(६) ~ 
+e 


+७ 
\ 


CC) 95 +9 | _ 2 A) | 


Ops ol | | ह S33 
pop pe eo 


Es | Foes 625 |e & IC 3 
OFS 0d 


सूरः 2, अल-बक़र: 


और जब हमने मूसा से चालीस रातों का 
वादा किया । फिर उसके (जाने के) 
बाद तुम बछड़े को (उपास्य) बना बैठे 
और तुम अत्याचार करने वाले थे ।52। 
फिर इसके बावजूद हमने तुम को क्षमा 
कर दिया ताकि संभवतः तुम कृतज्ञता 
प्रकट करो ।53। 

और जब हम ने मूसा को पुस्तक और 
फुर्कान (सत्य और असत्य का भेद- 
ज्ञान) प्रदान किया ताकि संभवतः तुम 
हिदायत पा जाओ ।54। 

और जब मूसा ने अपनी जाति से 
कहा, हे मेरी जाति ! तुमने बछड़े 
को (उपास्य) बनाकर निःसन्देह 
अपनी जानों पर अत्याचार किया । 
अतः प्रायश्चित करते हुए अपने 
पैदा करने वाले की ओर लौ लगाओ 
और अपनी जानों की हत्या करो । 
यह तुम्हारे पैदा करने वाले के 
निकट तुम्हारे लिए अत्युत्तम है 
अतः वह प्रायश्चित स्वीकार करते 
हुए तुम पर दयावान हुआ । 
निःसन्देह वही बहुत प्रायश्चित 
स्वीकार करने वाला है (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।55।" 
और जब तुम ने कहा कि हे मूसा ! हम 
कदापि तुम्हारी नहीं मानेंगे, जब तक 
कि हम अल्लाह को प्रत्यक्ष रूप से देख न 


FS 
fl 203०4 sil ४-० 
|G i NIP 
eli) ५5-.5| 


~ SE 5 ~ Z%+ E] 
58 | | € Es < G 


पारः | 


ARELZ 


SUN) | S92 ७95] 


© 4 oo) |, ५१ अ | ०.५४ iy re a | A+ 


2 ~ 


ISN IS 527९८ 345 ०5 


८) 63 gi हू Fd 
Gis ENS 
COLES 


TICE 


R27 


DED 


> 


CFO A 


>| FE 2० 
८5> < So te BE 3) 9 
Dr i w | 2 FE 


3०७ ७5:६240॥ _ 55: 





४६. यहाँ अपनी जानों की हत्या करने से यह अर्थ नहीं कि परस्पर एक दूसरे की हत्या शुरू कर दो, 
जैसा कि साधारणतः विद्वान यही समझते हैं । वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि अपने पापों के प्रति 
प्रायश्चित करो और अपने तामसिक आवेगों का दमन करो । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


लें । अतः तुम्हें आकाशीय बिजली ने आ 
पकड़ा और तुम देखते रह गये ।56। 

फिर हमने तुम्हारी मृत्यु (की सी 
अवस्था) के पश्चात तुम्हें उठाया ताकि 
तुम कृतज्ञता प्रकट करो ।57। 

और हमने तुम पर बादलों को छाया 
बनाई और तुम पर हमने मन्न और सल्वा 
उतारे । जो जीविका हमने तुम्हें दी है 
उसमें से पवित्र वस्तु खाओ । और 
उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया, 
बल्कि वे स्वयं अपने ऊपर ही अत्याचार 
करने वाले थे ।58। 

और जब हमने कहा कि इस बस्ती में 
प्रवेश करो और इसमें से जहाँ से भी 
चाहो भरपूर खाओ और (मुख्य) द्वार में 
आज्ञापालन करते हए प्रवेश करो और 
कहो कि बोझ हल्के किए जायें । हम 
तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और 
उपकार करने वालों को हम अवश्य और 
भी अधिक देंगे ।59। 

अत: जिन लोगों ने अत्याचार किया, 
उन्होंने उस बात को जो उन्हें कही गई 
थी, किसी और बात में बदल दिया । 
अतः हमने अत्याचार करने वालों पर 
आकाश से एक अज़ाब उतारा, क्योंकि 
वे अवज्ञा करते थे ।60। (रुकू -६-) 

और जब मूसा ने अपनी जाति के लिए 
पानी माँगा तो हमने कहा कि चट्टान पर 
अपनी लाठी मारो । तब उस में से बारह 
स्रोत फूट पड़े और सब लोगों ने अपने 
अपने पानी पीने के स्थान को जान 


|} पारः । 
O03 Sls 


pA pe 27 277», rR ५ ई 
bP tf ~i{/८ Ee ge EE ४22 
ASE Ss +<-: 9 
Mon f Fs b ier नी आप 

CSO RT IT ENE] 
FE E 5) h~ (६ peer Teles (६६८० 
oS Gs 35 
6 pele 2222, 

BARC pee 
elles 5 
ss ) ed 7 >> PE § [ae 
SS 2 || ioe 


om) PAE 
° 
2४० 2 9 2 


ERNE 


i 


Woe me sbabe Nets 


Li | > द 3|{* ~ 

2 3) SY 9A Ls | > | 
Pr ७ b ~~ 2 [oe 2 3 
a 5 ees as} `») 


pl ~ 9 2 
< ६2 7 5+ (25 i 
कक नी 


४० (8-2)2-७ Po 


सूरः 2, अल-बक़र: 


लिया। (हमने कहा) अल्लाह प्रदत्त 
जीविका में से खाओ और पियो तथा 
धरती में उपद्रवी बनकर अशांति न 
फैलाओ ।6।। 

और जब तुमने कहा हे मूसा ! हम 
एक ही भोजन पर कदापि धैर्य नहीं 
रख सकेंगे । अतः हमारे लिए अपने 
रब्ब से दुआ कर कि वह हमारे लिए 
ऐसी चीज़ें निकाले जो धरती उगाती 
है, जैसे सब्ज़ियाँ और ककड़ियाँ और 
गेहूँ और दालें और प्याज़ । उसने 
कहा, क्या तुम न्यून वस्तु को लेना 
चाहते हो उत्तम के बदले ? तुम 
किसी शहर में प्रवेश करो, निश्चित 
रूप से तुम्हें वह मिल जाएगा जो 
तुमने माँगा है । और उन पर अपमान 
और गरीबी की मार डाली गई और वे 
अल्लाह का प्रकोप लेकर लौटे । यह 
इसलिए हुआ क्योंकि वे अल्लाह के 
चिह्लों का इनकार किया करते थे और 


नबियों की अन्यायपूर्वक हत्या करते ४ 
(हाँ) यह इसलिए हुआ कि 


उन्होंने अवज्ञा की और वे सीमा का 
उल्लंघन किया करते थे ।62। 

(रुकू -+) 
निस्सन्देह वे लोग जो ईमान लाये और वे 
जो यहूदी और ईसाई और अन्य ईश- 
ग्रंथों को मानने वाले हैं, जो भी अल्लाह 
पर और परकालीन दिवस पर ईमान लाये 
और नेक-कर्म करे, उन सब के लिए उन 
का प्रतिफल उनके रब्ब के निकट है और 


| पारः 4 
20555 5 ७» 2 00586 2g 
७८४०४ ० ५।३। ४४४५ 
(० 2९2५ ४०४० sls 
€ < £5७ Jel3 25» 
SEN ES EE 
७७.० 3 ५६5८५ EP 3s 

dF OH AES 
0४522 ५४५५) 45 Hod 
pA Ms AR 
Cea 
SSN SEN 
GOs ics 


A257 


O03 ls 5 loa Cs 


CE Masala) 
०७352 57% 809) ८5 


सूरः 2, अल-बक़र: 


उन्हें कोई भय नहीं और न वे दुःखित 
होंगे ।63। 

और जब हमने (तुम से) तुम्हारी दृढ़ 
प्रतिज्ञा ली और तूर (पर्वत) को तुम पर 
ऊँचा किया । (और कहा) जो हमने 
तुम्हें दिया है, उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लो 
और जो उसमें है उसे याद रखो ताकि 
तुम (तबाही) से बच सको ।64। 

फिर इसके बाद भी तुम पलट गये । 
अतः यदि अल्लाह की (विशेष) कृपा 
और उसकी दया तुम पर न होती तो 
तुम अवश्य घाटा उठाने वालों में से हो 
जाते ।65। 

और निःसन्देह तुम उन लोगों को जान 
चुके हो जिन्होंने तुम में से सब्त के विषय 
में उल्लंघन किया तो हम ने उन से कहा 
कि नीच बंदर बन जाओ ।66।** 


|| पारः 7 
(9 Oo 3 > «2० 9 ३> ०४३ 
265 ४८४55 ISA 

ir 5 2 र 0 ०54 bz >) 
55 sl UN 5 
CSR SGP CASE 
U2 Ys i CAS HS 
w | ~ x । eC 57 ५ 
OER yi 


(3006 SARE 


CEES 


Sess Sato 








5 यह आयत और इससे मिलती जुलती अन्य आयतें कुरआन करीम के न्याय के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
इस में कोई सन्देह नहीं है कि मुक्ति सर्वप्रथम उन्हीं को मिलेगी जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 





अलैहि व सल्लम पर सच्चा ईमान लाये । परन्तु ऐसे अनेक लोग हो सकते हैं जिन तक इस्लाम का 
वास्तविक संदेश न पहुँचा हो । बल्कि दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं जिन तक इस्लाम का संदेश नहीं 
पहुँचा । इसलिए कुरआन करीम घोषणा करता है कि यदि ऐसे लोग अल्लाह तआला पर ईमान रखते 








हों और यह विश्वास रखते हों कि मरने के बाद हम उठाये और पूछे जाएँगे, तो यदि वे अपने 





ईश्वरीय धर्म-विधान पर चलें जो उन पर उतरा और जिसका उन्हें ज्ञान है, तो जो नेकियाँ वे अल्लाह 
के लिए करेंगे उन्हें उन का उत्तम प्रतिफल दिया जाएगा और उन्हें कोई शोक और दुःख नहीं होगा । 


alate 
oi 





इस आयत में और हमने तुम पर तूर पर्वत को ऊँचा किया वाक्य से कुछ भाष्यकारों का यह विचार 





है कि तूर पर्वत को धरती से उखाड़ कर ऊँचा कर दिया गया था । हालाँकि इसका अर्थ केवल यह है 
कि वे उस समय तूर पर्वत की छाया के नीचे थे । कई स्थान पर पहाड़ कुछ आगे को बढ़ा हुआ होता 





है और निकट से गुज़रने वालों को यूँ लगता है कि जैसे वह उन पर झुका हुआ हो । कई बार ऐसे 
पहाड़ों की छाया के नीचे एक समूची सेना आ सकती है । 


alatats 
civ 





यहाँ नीच बंदर से अभिप्राय वास्तविक बंदर नहीं । बल्कि बिगड़े हुए उलेमा हैं जिन को अपनी 


पूर्वावस्था की ओर लौट जाने का आदेश दिया गया है । डारविन के सिद्धान्त में वर्णन किया गया है 
कि मनुष्य पहले बंदर था । अतः यह भी कुरआन की सच्चाई का एक प्रमाण है कि मनुष्य से पूर्व+ 


सूरः 2, अल-बकरः 


अत: हमने उस (सन्त के अपमान) को 
उस की पृष्ठभूमि और भावी 
(अवमाननाओं) के कारण पकड़ का 
आधार बना दिया तथा मुत्तक्रियों के 
लिए एक बड़ा उपदेश (बनाया) ।67। 
और जब मूसा ने अपनी जाति से कहा 
कि निश्चित रूप से अल्लाह तुम्हें आदेश 
देता है कि तुम एक (विशिष्ट) गाय को 
ज़िबह करो । उन्होंने कहा, क्या तू हमें 
उपहास का पात्र बना रहा है ? उसने 
कहा कि मैं इस बात से अल्लाह की 
शरण माँगता हूँ कि मैं मूर्खो में से बन 
जाऊँ ।68। 

उन्होंने कहा, अपने रब्ब से हमारे लिए 
दुआ कर कि वह हमारे लिए स्पष्ट कर दे 
कि वह क्या है ? उसने कहा, निश्चित 
रूप से वह कहता है कि वह एक गाय 
है, (जो) न बहुत बूढ़ी और न बहुत 
कम आयु, (बल्कि) इस के बीच-बीच 
मध्यम आयु की है । अतः वही करो जो 
तुम्हें आदेश दिया जाता है ।69। 

उन्होंने कहा, अपने रब्ब से हमारे लिए 
दुआ कर कि वह हमारे लिए स्पष्ट कर दे 
कि उसका रंग क्या है ? उस ने कहा, 
निश्चित रूप से वह कहता है कि वह 
अवश्य एक पीले रंग की गाय है जिसका 


| पारः | 


UGGS Yes 


wZ ०22 


ON १८०८ o4 


EINEM 

SE 
FEES EMSS 
५३ ४७४८८ 95% ४ 
Gigs < 5) Ei > 

D3 
७४८5४ 62:25 5७ ME 
PS SESE SSG 





«की अवस्था को बंदर के रूप में प्रकट किया गया । निश्चित रूप से इससे अभिप्राय बिगड़े हुए 





उलेमा हैं । अतएव हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी यही भविष्यवाणी की है कि 
मेरे अनुगामियों में एक घबराहट और बेचैनी उत्पन्न होगी, जिस पर लोग अपने उलेमाओं की 
ओर जाएँगे तो देखेंगे कि वहाँ तो बंदर और सूअर बैठे हैं । ( कंज़-उल्‌-उम्माल' भाग ।6, पुष्ठ 
80 हदीस संख्या 387227 प्रकाशक, मु सिसतुर्रिसाल: बैरूत ।985 ई.) 





सूरः 2, अल-बक़रः 


रंग बहुत गहरा है। वह देखने वालों को 
प्रसन्न कर देती है ।70। 

उन्होंने कहा, अपने रब्ब से हमारे लिए 
दुआ कर कि वह हम पर (और अधिक) 
स्पष्ट करे कि वह क्या है ? निश्चित 
रूप से सब गायें हमारे लिए संदिग्ध हो 
गई हैं । और यदि अल्लाह ने चाहा तो 
हम अवश्य हिदायत पाने वाले हैं ।7। 
उसने कहा, निःसन्देह वह कहता है कि 
वह अवश्य एक ऐसी गाय है जो धरती में 
हल चलाने के उद्देश्य से जोती नहीं गई 
और न वह खेतों की सिंचाई करती है । 
वह सही-सलामत है । उसमें कोई दाग़ 
नहीं है । उन्होंने कहा कि अब तू सच्ची 
बात लाया है । अतः उन्होंने उसे ज़िबह 
कर दिया । जबकि वे (पहले ऐसा) 
करने वाले न थे ।72। (रुकू -ह-) 

और जब तुम ने एक जान का वध किया 
और फिर उसके बारे में मतभेद किया, 
और अल्लाह ने उस भेद को प्रकट करना 
ही था जिसे तुम छिपाये हुए थे ।73। 
अतः हमने कहा, (खोज लगाने के 
उद्देश्य से) इस जैसी दूसरी घटना पर इस 
(घटना) को मिला कर देखो । इसी 
प्रकार अल्लाह मुर्दो को (उनके हत्यारों 
को पकड़ करके) जीवित करता है और 
तुम्हें अपने चिह्न दिखाता है ताकि तुम 
बुद्धि से काम लो ।74।* 


|| पारः 7 


| ~ 5 ५ is 

७७% ५४५ 

¢ 3० ५ ban EN gz x > [$ 
Bl BEERS ENS 


| > Tg, ~+ (७७८५ हि Mies En 
AEE Gs Cs al 


७) 63 ST] re 22% 


a 
RA, OR 
Ed 2 


ONE ET 
YEE 520 2595 559 
ibis ts 
& 66; Gs :2: 4 


w 22 | Me ARIA र ४३३६ 
4 2 -2 हु 2x ०% 7? Cs 


° 
*7 


Be x £ 4 के ho 7 y 4 5 ळ्‌ 
~ Pes 
OO 





४ भाष्यकारों ने इस आयत का भी गलत अर्थ निकाला है । अर्थात यदि किसी व्यक्ति की हत्या की गयी हो 
तो उस ज़िबह की हुई गाय के माँस के टुकड़ों को उस मृत व्यक्ति के शरीर पर मारो इससे ज्ञात हो 





जायेगा कि हत्यारा कौन है । (तफ़सीर फ़तहुल-बयान) हालाँकि यहाँ सुस्पष्ट रूप से कुरआन+ 


सूरः 2, अल-बकरः 


फिर इसके बाद तुम्हारे दिल कठोर हो 
गये । मानो वे पत्थरों की भाँति थे 
अथवा फिर उससे भी बढ़कर कठोर । 
जबकि पत्थरों में से भी निश्चित रूप से 
कुछ ऐसे होते हैं कि उन से नहरें फूट 
पड़ती हैं और निश्चित रूप से उन में से 
ऐसे भी हैं कि जो फट जायें तो उन में से 
पानी निकलता है । फिर उनमें ऐसे भी 
अवश्य हैं जो अल्लाह के भय से गिर 
पड़ते हैं । और जो तुम करते हो अल्लाह 
उससे अनजान नहीं है ।75। 

क्या तुम यह आशा लगाए बैठे हो कि वे 
लोग तुम्हारी बात मान जाएँगे ? 
जबकि उन में से एक गिरोह अल्लाह 
की वाणी को सुनता है और उसे अच्छी 
प्रकार समझने के बावजूद उसमें उलट- 
फेर करता है और वे भली भाँति जानते 
हैं ।76। 

और जब वे उन लोगों से मिलते हैं जो 
ईमान लाये, तो कहते हैं कि हम भी 
ईमान ले आये । और जब उनमें से कई, 
कुछ दूसरों की ओर अलग हो जाते हैं तो 
वे (उनसे) कहते हैं कि क्या तुम उन को 
वह बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम 
पर प्रकट की हैं ताकि इन्हीं बातों के 
द्वारा वे तुम्हारे रब्ब के समक्ष तुम से 
झगड़ा करें | अतः क्या तुम बुद्धि से काम 
नहीं लेते ।77। 


| पारः 7 
GM 83 5-0 EE 
७205 5५5 5 EES] 
BI 2 0 2067 4 722 “8 
Bs FON 2५६ Es 
4055 Ai eb gs 


i) E | 59 FE |e & Saas | 


>>. ay |. ४ (%४०--२ oe __32 > 


w ~ 


© 6 Feit | > है 


RIT 


Esl [2७ 6 5 2.0 IS 9 
ER _20 DHE 


SEE 2 7 AW ह es be S| 
Mo hei ies fi 2] 
७85५४ i 








«करीम कहता है कि जिसकी हत्या हुई है, उसकी हालतों पर ध्यान देते हुए उस जैसी और घटनाओं 
की जाँच पड़ताल करो कि यह काम कौन कर सकता है ? क्योंकि साधारणतया हत्यारे का हत्या करने 
का ढंग एक ही होता है । आजकल की जासूसी दुनिया इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करती है । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


|| पारः | 





क्या वे नहीं जानते कि जो वे छिपाते हैं 
और जो वे प्रकट करते हैं (उसे) अल्लाह 
निश्चित रूप से जानता है ।78। 

और उनमें ऐसे अज्ञान भी हैं जो 
(अपनी) इच्छाओं के अतिरिक्त पुस्तक 
का कोई ज्ञान नहीं रखते और वे केवल 
अनुमान लगाते हैं ।79। 

अत: उनके लिए सर्वनाश है जो अपने 
हाथों से पुस्तक लिखते हैं, फिर कहते हैं 
कि यह अल्लाह की ओर से है ताकि वे 
उसके बदले कुछ थोड़ा सा मूल्य प्राप्त 
कर लें । अत: जो उनके हाथों ने लिखा 
उसके परिणाम स्वरूप उनके लिए 
सर्वनाश है और जो वे कमाते हैं, उसके 
कारण उनके लिए सर्वनाश है ।80। 

और वे कहते हैं, कुछ गिनती के दिनों के 
अतिरिक्त हमें आग कदापि नहीं छूएगी। 
तू कह दे, क्या तुमने अल्लाह से कोई 
वचन ले रखा है ? अत: अल्लाह कदापि 
अपने वचन को भंग नहीं करेगा अथवा 
तुम अल्लाह की ओर ऐसी बातें 
सम्बन्धित करते हो जिनकी तुम्हें कोई 
जानकारी नहीं ।8।। 

वास्तविकता यह है कि जिस ने भी 
बुराई अर्जित की, यहाँ तक कि उसके 
अपराधों ने उसको घेरे में ले लिया हो 
तो यही लोग ही आग वाले हैं । वे 
उसमें एक लम्बे समय तक रहने वाले 
हैं ।82। 

और वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए, यही लोग स्वर्ग वाले हैं । वे 


T 5 ४4० Er 27 rr 
SES CISC SEE 


CRs 
Als 099s ogi 
Css WEEE 
Ls »& 2255 »62-० ८८८<- 
Gb NI ES GE 
SEA 2 * 05 8 55 342s 
CEOS जि 

OOS Ya 


ESS be sls 


सूरः 2, अल-बक़र: 


उसमें सदा रहने वाले हैं ।83। 

(रुकू -ठ) 
और जब हमने बनी-इस्राईल से दृढ़ 
प्रतिज्ञा ली कि अल्लाह के सिवा किसी 
की उपासना नहीं करोगे और माता- 
पिता से और निकट सम्बन्धियों से 
और अनाथों से और दरिद्रों से भी 
दयापूर्ण व्यवहार करोगे । और लोगों 
से अच्छी बात कहा करो और नमाज़ 
को क़ायम करो और ज़कात अदा 
करो । इसके बावजूद तुम में से कुछ 
के सिवा तुम सब (इस प्रतिज्ञा से) 
पीछे हट गये और तुम मुँह फेरने वाले 
थे ।84। 
और जब हमने तुम से प्रतिज्ञा ली कि 
तुम (परस्पर) अपना रक्त नहीं 
बहाओगे और अपने ही लोगों को अपनी 
आबादी से नहीं निकालोगे, इसको तुम 
ने स्वीकार किया और तुम इसके साक्षी 
थे ।85। 
इसके बावजूद तुम वे हो कि अपने ही 
लोगों की हत्या करते हो और तुम अपने 
में से एक समूह को उन की बस्तियों से 
निकालते हो । तुम पाप और अत्याचार 
के द्वारा उनके विरुद्ध एक दूसरे का 
पृष्ठपोषण करते हो और यदि वे बन्दी 
बन कर तुम्हारे निकट आयें तो 
मुक्तिमूल्य लेकर उनको छोड़ देते हो 
जबकि उन को निकालना ही तुम्हारे 
लिए निषिद्ध था । अतः क्या तुम पुस्तक 
के कुछ भागों पर ईमान लाते हो और 


|| पारः | 


१ 

E Ld ai 3 52 
6 ७6354) ६53 ५४ 
EMRE Fels 
GCS} iA HMOs 


USSD 534 
EB SSE NS 
Es pI 


®) O55 |e 


द छ) ६५ | 3 2 f 


Os ४ 
Be | Oa Ys 


Ciel 

EG 

[De ८ 
OO 


\ पी 


२ \ पा 


RIT 2 


BE | oer £ Ys ye) | 

7 s se ; 5 CASS 
>> ~ gs ~ 22S 

४० ssl 


bd 


BC है A 2 5 ~ 


57 ~ > a > रै 
ss O95 ol) 


FG x 27 > 


सूरः 2, अल-बक़र: 


कुछ का इनकार करते हो ? अतः तुम में 
से जो ऐसा करे उसका प्रतिफल 
सांसारिक जीवन में घोर अपमान के 
सिवा और क्‍या हो सकता है ? और 
क़यामत के दिन वे कठोरतम अज़ाब की 
ओर लौटाये जाएँगे । और जो तुम करते 
हो अल्लाह उससे अनजान नहीं ।86। 
यही वे लोग हैं जिन्होंने परलोक के 
बदले सांसारिक जीवन को खरीद लिया। 
अत: न उन से अज़ाब को कम किया 
जाएगा और न ही उनकी सहायता की 
जाएगी ।87। (रुकू ~) 

और निःसन्देह हम ने मूसा को पुस्तक 
दी और उसके बाद भी लगातार रसूल 
भेजते रहे । और हमने मरियम के पुत्र 
ईसा को खुले-खुले चिह्न प्रदान किये 
और हमने रूह-उल-कुदुस के द्वारा 
उसका समर्थन किया । अतः जब भी 
तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसी बातें लेकर 
आयेगा, जो तुम्हें पसन्द नहीं तो क्या 
तुम अहंकार करोगे ? और उनमें से कुछ 
को तुम झुठला दोगे और कुछ की तुम 
हत्या करोगे ? ।88। 

और उन्होंने कहा, हमारे दिल साक्षात 
पर्दा (में) हैं । वास्तविकता यह है कि 
अल्लाह ने उनके इनकार के कारण उन 
पर ला'नत डाल रखी है । अतः वे कम 
ही ईमान लाते हैं ।89। 

और जब अल्लाह की ओर से उनके 
निकट एक ऐसी पुस्तक आयी जो उस 
(शिक्षा) की पुष्टि कर रही थी जो उनके 


|} पारः | 


TZ sz 


४४54 5 Ui <i 
CS IEICE SCI 
EI 3 Ns Gl 
OSES lial 
fine es 
BR aE SN 
र जब AYN 


६ 


6 |] ~~ 


GH FS 
i HEE GE oo 
LSS CE 35s 
gp SHY idee 

bis Cl NS 


40 Sh GE EIEISGS 
IDS 


& 5 wl) > i le FE 


ड 
4४ एमी 


us I ४ ० |» ४५ oR [5 \_9 


सूरः 2, अल-बक़रः 


पास थी । जबकि हाल यह था कि इससे 
पूर्व वे उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कुफ्र 
किया (अल्लाह से) सहायता मांगा करते 
थे | अतः जब वह उनके पास आ गया 
जिसे उन्होंने पहचान लिया तो (फिर 
भी) उस का इनकार कर दिया। अतः 
काफिरों पर अल्लाह की ला नत हो ।90। 
बहुत बुरा है जो उन्होंने अपनी जानों को 
बेच कर उन के बदले में प्राप्त किया, 
कि जो अल्लाह ने उतारा है उस (सत्य) 
का इनकार कर रहे हैं, इस बात के 
विरूद्ध विद्रोह करते हुए कि अल्लाह 
अपने भक्तों में से जिस पर चाहता है 
अपनी कृपा उतारता है । अतः वे 
(अल्लाह का) प्रकोप पर प्रकोप लिए 
हुए लौटे और काफ़िरों के लिए अपमान 
जनक अज़ाब (निश्चित) है ।9। 

और जब उन से कहा जाता है कि जो 
अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान ले 
आओ, वे कहते हैं कि जो हम पर उतारा 
गया है हम उस पर ईमान ले आये हैं, 
जबकि जो उसके अतिरिक्त (उतारा 
गया) है वे उसका इनकार करते हैं । 
हालाँकि वह सत्य है, जो उनके निकट है 
(वह) उसकी पुष्टि कर रहा है । तू कह 
दे, यदि वस्तुतः तुम मोमिन हो तो इससे 
पूर्व अल्लाह के नबियों की क्यों हत्या 
किया करते थे ? ।92। 

और निःसन्देह मूसा तुम्हारे निकट स्पष्ट 
चिह्न लाया था । फिर उसकी 
अनुपस्थिति में तुम ने बछड़े को 


| पारः | 


Ed 3563 LE र्र Ri 27 
KE) 

५०७५ 9S RH Peis 

Se Cd 


“किलर हज | RS |9 ८ [७ कप ¢ (2 


35 54 0 कि आए, 
ISTE 
fs aCe ai Uedas 
dime ठ SE द 


£2 ई Fiz 
Cele 


PENNE AAEM 
Es ~ $53 EE 7 आग, 2 Fe 
- Os 29 ES Os hes 22 

Dor i ७ 99 ०५ |>8 


OEE OE :)5 [४ 


सूरः 2, अल-बकरः 


(उपास्य) बना लिया और तुम 
अत्याचारी थे ।93। 

और जब हमने (तुम से) तुम्हारी दृढ़ 
प्रतिज्ञा ली और तूर पहाड़ को (यह 
कहते हए) तुम्हारे ऊपर ऊँचा किया कि 
जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे दृढ़ता 
पूर्वक पकड़ लो और सुनो । उन्होंने 
(उत्तर में) कहा, हम ने सुना और हमने 
अवज्ञा की । और उनके इनकार के 
कारण उनके दिलों को बछड़े का प्रेम 
पिला दिया गया । तू (उन से) कह दे 
कि तुम्हारा ईमान तुम्हें जिसका आदेश 
देता है, यदि तुम मोमिन हो तो (वह) 
बहुत ही बुरा है ।94। 

तू कह दे कि यदि अल्लाह के निकट 
परलोक का घर सब लोगों को छोड़ 
कर केवल तुम्हारे ही लिए है तो यदि 
तुम सच्चे हो तो मृत्यु की कामना 
करो ।95। 

और उनके हाथों ने जो कुछ आगे भेजा, 
उसके कारण वे कदापि उसकी कामना 
नहीँ करेंगे । और अल्लाह अत्याचारियों 
को भली-भाँति जानता है ।96। 


Ct 
है! 


/] पारः 7 

5४-०४ 

i 5 ८55 SSE Ns 

i sl UUs 5 
[oredr कि 


2 


Fer MER FOCI 


~ 


2 [ल [es > 2 (25 > £ 2 
RIS COE Ein 
2-2 22 

(१५) CSS 


405 NISMS GI |$ 
DNAS ANY SEB LAS 


6 90 00 गे ७ अं दे श्र ही 20०40 
gil i र (9 
Oa EAs 


और तू उन्हें सब लोगों से अधिक यहाँ { £ 9०००६ ५०] U2 
तक कि उन से भी (अधिक) जिन्होंने ६  __ __, ६2०३ 33॥ 5.०5 
शिर्क किया, जीवन के प्रति लोलुप £ £252 | 7225 


पायेगा । उन में से प्रत्येक यह चाहता है 
कि काश ! उसे एक हज़ार वर्ष की आयु 
मिल जाती, हालाँकि उसका दीर्घायु 
प्राप्त करना भी उसे अज़ाब से बचाने 
वाला नहीं । और जो वे करते हैं अल्लाह 


wp mol me a 


L 


~ RW ला ~~ 


सूरः 2, अल-बक़र: 


उस पर गहन दृष्टि रखे हुए है ।97। 
(रुकू न) 
तू कह दे कि जो भी जिब्नील का शत्रु 
है, तो (वह जान ले कि) नि:सन्देह 
उसी (अर्थात जिब्रील) ने अल्लाह के 
आदेश से इस (वाणी) को तेरे दिल पर 
उतारा है जो अपने से पूर्ववर्ती (वाणी) 
की पुष्टि कर रहा है । और मोमिनों के 
लिए हिदायत और शुभ समाचार स्वरूप 
है ।98। 
अतः जो भी अल्लाह का और उसके 
फ़रिश्तों का और उसके रसूलों का और 
जिब्रील का और मीकाईल का शत्रु हो 
तो निःसन्देह अल्लाह काफिरों का शत्रु 
है ।99। 
और निःसन्देह हमने तेरी ओर सुस्पष्ट 
चिह्न उतारे हैं और दुराचारियों के सिवा 
कोई उनका इनकार नहीं करता ।।00। 
क्या जब कभी भी वे कोई प्रतिज्ञा करेंगे, 
उनमें से एक गिरोह उस (प्रतिज्ञा) को 
परे फेंक देगा ? बल्कि उन में से 
अधिकांश ईमान ही नहीं रखते ।0]। 
और जब भी उनके पास अल्लाह की 
ओर से कोई रसूल आया जो उसकी 
पुष्टि करने वाला था जो उनके पास था 
तो उनमें से एक समूह ने जिन्हें पुस्तक 
दी गई, अल्लाह की पुस्तक को पीठ 
पीछे डाल दिया । मानो वे (उसकी) 
जानकारी ही न रखते हों ।02। 
और उन्होंने उसका अनुसरण किया जो 
शैतान सुलैमान के साम्राज्य के विरुद्ध 


~ 


bees ee {uz « | CS 5 U3 084 8: 
3 ध्द्ड्र | ॐ) be | a) 


© 6 ञ्ड १35.) | | yl [or छु 4८ ' 


द a 
ऱ्द् > Z 27 


Hysol sess 


\ 


|] fl UN > 2 » 2 
gall ois Liss 


& & (जे PE ००४०० ५» pe 2 
© Oss ४०७) S22 ) 9९ 


अल व 2०४७८ 


सूरः 2, अल-बक़रः 


पढ़ा करते थे और सुलैमान ने इनकार 
नहीं किया बल्कि उन शैतानों ने ही 
इनकार किया । वे लोगों को जादू 
सिखाते थे । और (इसके विपरीत) 
बाबिल में हारूत और मारूत दो 
फ़रिश्तों पर जो उतारा गया (उसकी 
कहानी यह है कि) वे दोनों किसी को 
भी कुछ नहीं सिखाते थे जब तक वे 
(उसे) यह न कह देते कि हम तो केवल 
एक परीक्षा स्वरूप हैं, अतः तू इनकार न 
कर । अतः वे लोग उन दोनों से ऐसी 
बात सीखते थे जिसके द्वारा वे पति- 
पत्नी के बीच जुदाई डाल देते थे और 
अल्लाह की आज्ञा के बिना वे इस के 
द्वारा किसी को हानि पहुँचाने वाले नहीं 
थे । और (इसके विपरीत जो लोग 
शैतानों से सीखते थे) वे वही बातें 
सीखते थे जो उनको हानि पहुँचाने वाली 
थीं और लाभ नहीं पहुँचाती थीं । 
हालाँकि वे खूब जान चुके थे कि जिस ने 
भी यह सौदा किया, उसके लिए परलोक 
में कुछ भाग नहीं रहेगा । अत: वह 
(अस्थायी लाभ) जिसके बदले में 
उन्होंने अपनी जानें बेच दीं बहुत ही बुरा 
था । काश ! कि वे जानते ।03|* 


|| पारः | 


ES 55 oo 
NO 5754-29 
CCST STs है| 
C2 Reno 3s 35s 


< RZ 


453 ८७5 DN 

vos sabes iS 
b i ~ ne 

G5 45555 £5 


MOLY 


|) 
ed 
3 


i 


Eg 


ib 
EE Bred है कक कील & ¢ है 

346 Illes 

BEG BYE AY 


OSE SH ae 








* 'हारूत' और 'मारूत' वस्तुतः दो फरिश्ता-समान मनुष्य थे और वे क्रान्ति लाने के लिए कुछ ऐसी 
बातें लोगों को सिखाते थे जिन के सम्बन्ध में यह निर्देश था कि ये बिल्कुल गुप्त रहें, यहाँ तक कि 
पत्नी को भी न बताया जाये । उन्होंने तो यह अल्लाह के आदेश से किया था । परन्तु उनका 
अनुकरण करके बाद में दृढ़ साम्राज्यों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए यह शैली अपनाई गई । कुरआन 
करीम हारूत और मारूत को इससे दोषमुक्त करता है । क्योंकि उन्होंने अल्लाह के आदेशानुसार 
ऐसा किया था परंतु बाकी लोग अपने अहंकार के कारण ऐसा करते हैं । 





सूरः 2, अल-बकरः 


और यदि वे ईमान ले आते और 
तक़वा धारण करते तो अल्लाह की 
ओर से (उसका) प्रतिफल निश्चित 
रूप से बहुत अच्छा होता । काश ! 
वे जानते ।04। (रुकू -#) 

हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! 
(हमारे रसूल को) राइना न कहा करो 
बल्कि यह कहा करो कि हम पर 
कृपादृष्टि डाल और ध्यानपूर्वक सुना 
करो और काफ़िरों के लिए पीड़ाजनक 
अज़ाब (निश्चित) है ।।05।* 

अहले किताब और मुश्रिकों में से जिन 
लोगों ने इनकार किया, वे कदापि नहीं 
चाहते कि तुम पर तुम्हारे रब्ब की ओर 
से कोई भलाई उतारी जाये । हालाँकि 
अल्लाह जिसको चाहता है अपनी कृपा 
के लिए विशेष कर लेता है और अल्लाह 
बहुत बड़ा कृपालु है ।06। 

जो आयत भी हम निरस्त कर दें अथवा 
उसे भुला दें, उससे उत्कृष्ट अथवा उस 
जैसी अवश्य ले आते हैं । कया तू नहीं 
जानता कि अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर 
जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य रखता 
NT id 


! पारः | 


५ 4 .. 


x 


4 6 5% | £ 
Ft OO gly ode 


Dod 


CS HC 
SDs Nas CASS 


SaelsScNgG 
SESS oss 
Capo ls SP 
bla 95405 ZG 


) 
~ 


bo Ta id 
rH PUN SESE 


~ 


रख 


AMO oN asses 
(9 जद CY 6 UE 





: इस आयत में राइना (हमारी ओर ध्यान दो) कहने से मना करने का यह कारण है कि वे राइना के 
बदले रायीना कहते थे जिसका अर्थ है, हे हमारे चरवाहे | जबकि संभवतः वे कह रहे हों कि हम पर 
कृपादृष्टि डाल । अतः कुरआन करीम ने उन को आदेश दिया कि यथार्थ वाक्य का प्रयोग करो और 
उनजुर्ना (हम पर कृपादृष्टि डालो) कहा करो । 





alate 
OY 


इस आयत में भी साधारणतया भाष्यकार धोखा खाते हैं जो यह अनुवाद करते हैं कि जो आयत 


अल्लाह ने कुरआन करीम में उतारी है वह निरस्त भी हो सकती है । और हम उससे उत्कृष्ट आयत 
ला सकते हैं । इसी के कारण 'नासिख़ मनसूख' (निरस्त कारिणी और निरसित) आयतों के बारे में 
बड़ा लम्बा झगड़ा चल पड़ा । भाष्यकारों ने लगभग पाँच सौ आयतों को निरस्तकारिणी और पाँच+ 


सूरः 2, अल-बक़र: ]} पारः | 


क्या तू नहीं जानता कि वह अल्लाह ही (५५: SO EN 
है जिसका आकाशों और धरती पर Beadle) I i i 
साम्राज्य है ? और अल्लाह को छोड़कर Ns 
तुम्हारे लिये कोई संरक्षक और सहायक SE 93595 
नहीं ।08| 

क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल ।: 5:९3 | 25 ७634.25 ह 
से भी उसी प्रकार प्रश्‍न करते रहो जिस , ८.८; , . >> ts कं पी, हा 
प्रकार पहले मूसा से प्रश्न किये गये? नर एट OPO 
अतः जो भी ईमान को कुफ्र से परिवर्तित 8380 Me LY Hd 
करे निश्चित रूप से वह सीधे रास्ते से ok 
भटक चुका है ।।09| ट 
अहले किताब में से बहुत से ऐसे हैं जो हक कक 03] Cs Sis 
चाहते हैं कि काश ! तुम्हें तुम्हे ईमान , &., .. .. ROE 
लाने के बाद (एक बार फिर) काफिर ।? ०७७२) (5 0 3० 2 
बना दें । उस द्वेष के कारण जो उनके ५८ Ges ie Ses 
अपने दिलों से उत्पन्न होता है (वे ऐसा “' Cage नि 
करते हैं) जबकि सत्य उन पर प्रकट हो (६ #4 5% ६,८।१।3426 5 
चुका है । अतः (उन को) क्षमा करो ,  _ ., ८ 0 
और छोड़ दो, यहाँ तक कि अल्लाह € 0 ४255 ४४९9 40] 
अपना निर्णय प्रकट कर दे । निःसन्देह 

अल्लाह प्रत्येक विषय पर जिसे वह चाहे 

स्थायी सामर्थ्य रखता है ।।।0। 

और नमाज़ को क़ायम करो और ज़कात ८८5 S iN oa 355 
अदा करो और जो भी भलाई तुम स्वयं 





«सौ आयतों को निरसित घोषित किया है । हालाँकि कुरआन करीम की एक बिदी भी निरसित 
नहीं है । हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पूर्व हज़रत शाह वलीयुल्लाह मुहदिस देहलवी रह. 
के समय तक केवल पाँच आयतों के सिवा शेष सभी नासिख़-मनसूख आयतों का समाधान हो चुका 
था । हज़रत मसीह मौऊद अलै. की व्याख्या के फलस्वरूप इन पाँच आयतों का भी समाधान हो 
गया। जमाअत-ए-अहमदिय्या का मानना है कि कुरआन करीम की एक बिंदी भी निरसित नहीं है । 
प्रस्तुत कुरआनी आयत में 'आयत' शब्द से पूर्वकालीन धर्म-विधान अभिप्रेत हैं, जब भी उन्हें 
निरस्त किया गया या भुला दिया गया तो वैसे या उनसे उत्कृष्ट धर्म-विधान अवतरित किये गये । 





सूरः 2, अल-बक़र: 


अपने लिए आगे भेजते हो, उसे तुम 
अल्लाह के निकट मौजूद पाओगे । जो 
तुम करते हो निःसन्देह अल्लाह उस पर 
दृष्टि रखे हुए है ।।।| 

और वे कहते हैं कि जो यहूदी अथवा 
ईसाई हैं उनके सिवा कदापि कोई स्वर्ग 
में प्रविष्ट नहीं होगा । यह केवल उनकी 
इच्छाएँ हैं । तू कह कि यदि तुम सच्चे 
हो तो अपना कोई दृढ़ तर्क तो प्रस्तुत 
करो ।।।2। 

नहीं नहीं, सच यह है कि जो भी स्वयं 
को अल्लाह के समक्ष समर्पित कर दे 
और वह उपकार करने वाला हो तो 
उसका प्रतिफल उसके रब्ब के निकट है। 
और उन (लोगों) को कोई भय नहीं और 
न वे दुःखी होंगे ।।।3। (रुकू +) 
और यहूदी कहते हैं कि ईसाइयो (का 
आधार) किसी बात पर नहीं और 
ईसाई कहते हैं कि यहदियों (का 
आधार) किसी बात पर नहीं, 
हालाँकि वे पुस्तक पढ़ते हैं । इसी 
प्रकार उन लोगों ने भी जो कुछ ज्ञान 
नहीँ रखते, उनकी बातों के अनुरूप 
बात की । अत: अल्लाह क़यामत के 
दिन उन के बीच उन बातों का 
निर्णय करेगा जिन में वे मतभेद करते 
थे ।।।4। 

और उससे बड़ा अत्याचारी कौन है 
जिस ने अल्लाह की मस्जिदों में उसका 
नाम लेने से मना किया और उन्हें 
उजाड़ने का प्रयास किया । (हालाँकि) 


] | पारः | 


IF Were 


०१> 2 _ 2 ME Y 


नी 
5 ~~ Fle DF ¢ | न्दू 


© A ० 0 


26 2 FR >> 


SOS 595८5 ०55 ८/|9७;५ 
Sd cess sss 
RE हक Re (| pr 


ON ~~ 


श्र > ~ ~ } {zz Fr Ei fee (45 
(23७ 2894५ 4६+ 3 EK 


sgl SY sess 


~, 5057 22 kz 
bh 
Fo i | 2 A i हर Re | CAE 


doe) dr 
| SY PHIENIS 
INES SB SNE Lo 


७0 sly 6s 

०) Ay blips 
+ 5 zz Ui ५ 

७२ 3 294०-७३ SD 


सूरः 2, अल-बक़र: 





उनके लिए उन (मस्जिदों) में डरते हुए 
प्रवेश करने के सिवा और कुछ उचित न 
था । उनके लिए संसार में अपमान और 
परलोक में बहुत बड़ा अज़ाब 
(निश्चित) है ।5। 

और पूर्व भी और पश्चिम भी अल्लाह ही 
का है । अत: जिस ओर भी तुम मुँह फेरो 
वहीं अल्लाह की झलक पाओगे । 
निःसन्देह अल्लाह बहुत विस्तार प्रदान 
करने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।!।6| 

और वे कहते हैं, अल्लाह ने पुत्र बना 
लिया है । पवित्र है वह । बल्कि (उसकी 
शान तो यह है कि) जो कुछ आकाशों 
और धरती में है उसी का है । सब उसी 
के आज्ञाकारी हैं ।।।7। 

वह आकाशों और धरती की उत्पत्ति 
का आरम्भ करने वाला है । और जब 
वह किसी बात का निर्णय कर लेता है 
तो वह उसे केवल “हो जा कहता है 
तो वह होने लगता है और होकर रहता 
है ।।।8| 

और वे लोग जो कुछ ज्ञान नहीं रखते, 
कहते हैं कि आखिर अल्लाह हमसे क्यों 
बात नहीं करता अथवा हमारे पास कोई 
चिह्न क्यों नहीं आता ? इसी प्रकार उन 
लोगों ने भी जो उनसे पहले थे, इनकी 
बातों के समान बात की थी । उनके दिल 
परस्पर एक समान हो गये हैं । हम 
विश्वास करने वाले लोगों के लिए चिह्लों 
को सुस्पष्ट करके वर्णन कर चुके हैं ।।।9। 


5) ~ Er 27 ts व 
2 LYNE se 


$~ Ss 5 A ~ Fo | 
[9 ८८७ CABG iis 


Cen है. ~ द्र 


Os (> 


ad ना 
०55 


rd + है! 22 


५ 20 + (Al 232 


ay 4००७ 94 SIE 
dS 229 i .) 
०४4 


~ 


CES I 409; | el] 


8६62५ ION HSS 
CAM SG EEE 
SES 5 50? 


2 


® Ld + ञी 
O03 


सूरः 2, अल-बक़र: 


निश्चित रूप से हमने तुझे सत्य के साथ 
शुभ-समाचार देने वाला और सतर्क 
कारी के रूप में भेजा है और तुझ से 
नरकगामियों के बारे में पूछा नहीं 
जाएगा ।!20| 

और यहूदी और ईसाई तुझ से कदापि 
प्रसन्‍न नहीं होंगे जब तक तू उन के 
धर्म का अनुसरण न करे । तू कह दे कि 
निश्चित रूप से अल्लाह की (प्रदत्त) 
हिदायत ही वास्तविक हिदायत है । 
और यदि तेरे पास ज्ञान आ जाने के 
बाद भी तू उनकी इच्छाओं का 
अनुसरण करे (तो) अल्लाह की ओर से 
तेरे लिए कोई संरक्षक और कोई 
सहायक नहीं रहेगा ।।2!| 

वे लोग जिन को हमने पुस्तक दी वस्तुतः 
वे उसका इस प्रकार पाठ करते हैं जिस 
प्रकार उसका पाठ करना उचित है । 
यही वे लोग हैं जो (वास्तव में) उस पर 
ईमान लाते हैं और जो कोई भी उसका 
इनकार करे वही अवश्य घाटा उठाने 
वाले हैं ।22। (रुकू +4) 

हे बनी इख्राईल ! मेरी उस नेमत को याद 
करो जो मैंने तुम पर की और इस बात 
को भी कि मैंने तुम्हें समग्र जगत पर 
श्रेष्ठता प्रदान की ।।23। 

और उस दिन से डरो जिस दिन कोई 
जान किसी दूसरी जान के कुछ काम 
नहीं आयेगी । और न उससे कोई 
बदला स्वीकार किया जायेगा और न 
कोई सिफारिश उसे लाभ देगी । और न 


} पारः | 


~ 


| 2? ° > ~ ५४ हि] UH EAR | ६ 
BSS GbE 


© sl 2) (5 gee Ys 


Ce Srl LE SoH 
SIO ols 


~ 57% 


5 | 9 | aD DN) CO 9 
deltas 


पु Se पक rr है! 7 w 
bi GHD EER 


\ 


8० व है हक SS i ९ xls 9 5 

~ 

99 

हि 4 5 Riz < फ Tz < % 
© > 3 ख w 

४. OUI १५७ (८२ F< 


(9 #२ 3 55 CSL 


DD 


छ | LS | _ थे | (2 ¢ ) | SS 


S32 4 X FE 
(५ SCL 59° 33 SE i 7 | 
Ce 
oF 

eld 


Go Fr f SR Y Ly | 25 |9 


ais Yd EVs 


सूरः 2, अल-बक़रः )] पारः । 


ही उन लोगों की कोई सहायता की B05 AVS 
जाएगी ।।24। 


और जब इब्राहीम की उसके रब्ब ने ",!।£_, ५,7 ८»! or 
कुछ वाक्यों के द्वारा परीक्षा ली और[ . „, | 2 oo भा हह 
उसने उन सब को पूरा कर दिया तो ८S Ces 
उसने कहा, निःसन्देह मैं तुझे लोगों + UNECE NON EUS 
के लिए एक महान इमाम बनाने Js Sas LG) 
वाला हुँ । उसने कहा, और मेरी COE 
संतान में से भी । उसने कहा, (हाँ 

परन्तु) अत्याचारियों को मेरा वादा 

नहीं पहुँचेगा ।25* 

और जब हमने (अपने) घर को लोगों के "१८५ ४42६ 64 $| 5 
बार-बार इकट्रा होने का और शांतिका | , ० 
स्थान बनाया । और इब्राहीम के स्थान. 2०६ »& >५|[ ०७ * >| 3-2४॥5 
को नमाज़ का स्थान बनाओ । और 2६४2... < कल 
हमने इब्राहीम और इस्माईल को निर्देश EI VO 

दिया कि तुम दोनों मेरे घर को परिक्रमा ६57) ८7452! 5 Cs 5 
करने वालों और ए'तिकाफ़ करने वालों ” ह Pe 
और रुकू करने वालों (तथा) सजदः O22) 
करने वालों के लिए अत्यंत स्वच्छ एवं 

पवित्र बनाये रखो ।।26। 

और इब्राहीम ने कहा कि हे मेरे रब्ब ! | ५ ८०.5 5७ 5) O53) 
इसको एक शांतिमय और शांतिप्रद s 








* इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलै. की उस समय की परीक्षा का वर्णन किया गया है जब वे नबी 
बन चुके थे । जब इस परीक्षा में वे खरे उतरे तो उन्हें कहा गया कि आपको बहुत से लोगों का इमाम 
बनाया जायेगा । शीया सम्प्रदाय के लोग इसकी अशुद्ध व्याख्या करते हुए यह कहते हैं कि इमामत 
का दर्जा नुबुव्वत से भी ऊँचा है । क्योंकि एक नबी को यह कहा जा रहा है कि तुम्हें हम इमाम बना 
देंगे। यह केवल एक ढकोसला है ताकि इसके द्वारा शीया सम्प्रदाय के इमामों का दर्जा ऊँचा करके 
दिखाया जाये । वस्तुतः निरी इमामत नुबुव्वत से बड़ी नहीं होती, बल्कि वह इमामत जो नुबुव्वत से 
मिलती है वह बड़ी होती है । यहाँ हज़रत इब्राहीम अलै. को लोगों के लिए इमाम कहा गया है 
जिस का यह अभिप्राय है कि उन परीक्षाओं में खरा उतरने के कारण क़यामत तक आने वाले लोगों 
के लिए उनको उदाहरण के रूप में पेश किया जायेगा । 











सूरः 2, अल-बक़र: 


शहर बना दे और इसके निवासियों को 
जो अल्लाह और परकालीन दिवस पर 
ईमान लाये प्रत्येक प्रकार के फलों में से 
जीविका प्रदान कर । उस ने कहा कि 
जो इनकार करेगा, उसे भी मैं कुछ 
अस्थायी लाभ पहुँचाऊँगा । फिर मैं 
उसे आग की अज़ाब की ओर जाने पर 
बाध्य कर दूँगा और (वह) बहुत ही 
बुरा ठिकाना है ।।27| 

और जब इब्राहीम उस विशेष घर की 
नींव को ऊँचा कर रहा था और 
इस्माईल भी (यह दुआ करते हुए कि) 
हे हमारे रब्ब ! हमारी ओर से 
स्वीकार कर ले । निःसन्देह तू ही 
बहुत सुनने वाला और स्थायी ज्ञान 
रखने वाला है ।।28। 

और हे हमारे रब्ब ! हमें अपने दो 
आज्ञाकारी भक्त बना दे और हमारी 
संतान में से भी अपना एक आज्ञाकारी 
समूह (पैदा कर दे) और हमें अपनी 
उपासनाओं और कुर्बानियों के ढंग 
सिखा और प्रायश्चित स्वीकार करते 
हए हम पर झुक जा । निश्चित रूप से 
तू ही बहुत प्रायश्चित स्वीकार करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।।29| 

और हे हमारे रब्ब ! तू उनमें उन्हीं में से 
एक महान रसूल भेज, जो उन्हें तेरी 
आयतें पढ़कर सुनाये और उन्हें पुस्तक 
की शिक्षा दे और (उसका) तत्त्वज्ञान भी 
सिखाये और उनकी शुद्धि कर दे । 


पारः 7 
ANENOE SEES EI 
9 J > £ 9) DY) 


57 Z 


bs | NE LIES EE, 
७ &..३०॥ JIE 


Cl C2 Sel som | 23 | 3 


Ei ८ 


USES Gaels 
OAM EG 


EF 55s SN SESE 


Z 


oki MAES CU TY 


OAs MAME EE 


po ~ 5 Rew 


N52 EIS 


ie is Bl 
re bs 2% xz I 
Fy BS Wek |9 


सूरः 2, अल-बक़र: 


निःसन्देह तू ही पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।।30| 

(रुकू नड) 
और जिसने अपने आप को मूर्ख बना 
दिया, उसके सिवा कौन इब्राहीम के धर्म 
से विमुख होता है ? और निःसन्देह 
हमने उस (अर्थात इब्राहीम) को दुनिया 
में भी चुन लिया और निश्चित रूप से 
परलोक में भी वह सदाचारियों में से 
होगा ।37| 
(याद करो) जब अल्लाह ने उससे 
कहा कि आज्ञाकारी बन जा । तो 
(सहसा) उसने कहा, मैं तो समस्त 
लोकों के रब्ब के लिए आज्ञाकारी हो 
चुका हूँ ।।32| 
और इसी बात का इब्राहीम ने अपने पुत्रों 
को और याकूब ने भी ज़ोर के साथ 
उपदेश किया कि हे मेरे प्यारे बच्चो ! 
निश्चित रूप से अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
इस धर्म को चुन लिया है । अतः तुम 
आज्ञाकारी होने की अवस्था के बिना 
कदापि न मरना ।।33। 
क्या तुम उस समय उपस्थित थे, जब 
याकूब पर मृत्यु आयी ? जब उसने 
अपने बच्चों से पूछा कि तुम मेरे बाद 
किसकी उपासना करोगे ? उन्होंने 
कहा, हम आपके उपास्य और आपके 
पूर्वज इत्राहीम और इस्माईल और 
इसहाक के उपास्य की उपासना करते 
रहेंगे जो एक ही उपास्य है और हम उसी 
के आज्ञाकारी रहेंगे ।।34। 


] $ 


o 


& 
to 


पारः ॥ 


ध न 57 ils oe 
Ch < 


23७ 2 nz 


DIDS SUNT 


d & 88) G PE {+7 2 | 2४9 है बा कटर ट ~ 


+ 


Ns sol 


® Cron) | oe oo AiG 
Heals 5 29 34०) 5 


A |2 


OE ००) 


> र 27 7,2 


D920 9A) 2% > | 


६ । ऋ 
ONS 


Cadi d YG 


७० 0५४०-०७ ००३०) ४४ SDC 


72 47725: 0455, .]॥ 
EDIE Css 


हँ £ 5 ee) 2 


Z 2, se | > 
els J sks) 3 »+ > 


® 4 ete At 
O03 4 CS 


सूरः 2, अल-बक़रः 


यह एक सम्प्रदाय था जो गुज़र चुका । 
जो उसने कमाया उसके लिये था और 
जो तुम कमाते हो तुम्हारे लिए है । और 
जो वे किया करते थे तुम उसके सम्बन्ध 
में पूछे नहीं जाओगे ।।35। 

और वे कहते हैं कि यहूदी अथवा 
ईसाई बन जाओ तो हिदायत पा 
जाओगे । तू कह दे (नहीं) बल्कि 
(अल्लाह की ओर) झुके हए इब्राहीम 
के धर्मानुयायी बन जाओ (यही 
हिदायत प्राप्ति का साधन है) और 
वह शिर्क करने वालों में से कदापि 
नहीं था ।।36| 

तुम कह दो, हम अल्लाह पर ईमान ले 
आये और उस पर जो हमारी ओर 
उतारा गया और जो इब्राहीम और 
इस्माईल और इसहाक और याकूब 
और (उसकी) संतान की ओर उतारा 
गया और जो मूसा और ईसा को दिया 
गया और उस पर भी जो सब नबियों 
को उनके रब्ब की ओर से प्रदान 
किया गया । हम उनमें से किसी के 
बीच भेद-भाव नहीं करते और हम 
उसी के आज्ञाकारी हैं ।।37। 

अतः यदि वे उसी प्रकार ईमान ले 
आयें जैसे तुम इस पर ईमान लाये हो 
तो निःसन्देह वे भी हिदायत पा गये 
और यदि वे (इससे) मुँह फेर लें तो 
वे (आदत के अनुसार) सदैव मतभेद 
में लगे रहते हैं । अतः उनसे 
(निपटने के लिए) अल्लाह तेरे लिए 


| पारः | 


Dl a प्र ~ 


SE leis 
७८८४४ ASE 
GSE 

LER EI SESE 
GEOG pas 
OFS ll 


€ -०८०। दः ANE Us) ०३7) ३ 5 
[35-&|2458 ssl begga Ot 


Ew (६5 3 २४4 a5 L$ (७ ६7६ > ~ 
TINS DS SSOP NEY 


सूरः 2, अल-बक़र: 


पर्याप्त होगा और वही बहुत सुनने 
वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने वाला 
है ।।38| 
अल्लाह का रंग अपनाओ और रंग में 
अल्लाह से उत्कृष्ट कौन हो सकता है 
और हम उसी की उपासना करने वाले 
हैं ।।39| 
तू कह दे कि क्या तुम अल्लाह के बारे 
में हमसे झगड़ा करते हो ? जबकि 
वह हमारा भी रब्ब है और तुम्हारा भी 
रब्ब है । और हमारे कर्म हमारे लिए 
हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए हैं 
और हम तो उसी के प्रति निष्ठावान 
हो गये हैं ।।40| 
क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और 
इस्माईल और इसहाक और याकूब और 
(उसकी) संतान यहूदी थे अथवा ईसाई 
थे ? तू कह दे, क्या तुम अधिक 
जानते हो या अल्लाह ? और उससे 
अधिक अत्याचारी कौन होगा जो उस 
साक्ष्य को छिपाये, जो अल्लाह की 
ओर से उसके पास (अमानत) है और 
जो तुम करते हो अल्लाह उससे 
अनजान नहीं है ।।4। 
ये (भी) एक समुदाय था जो गुज़र 
चुका। जो उसने कमाया उसके लिए था 
और जो तुमने कमाया तुम्हारे लिए है । 
और जो वे करते रहे, उसके बारे में 
तुमसे पूछ-ताछ नहीं की जाएगी ।।42। 
(सुकू 2) 


}] पारः 7 
ह Gy Zz >< ४४ bo ~ 2 2 
ON Ere 989 SO 


7s biz Resse है! « 2 
dase 2०८०३ 5०१७० 


७0094» «| ye 


22 
(७ 


lw ES 
pie Sparse saree 


(9 दर sale TES) i 25“ 
BO sa | C9 


C5 555 


७६ 


Rn ॥ >| ~ ४ {> g ्र््ँ 
EIS SoS) 
DSR EEE 
(26 5856 $ sid 
0) रु TT 5 गन की ह। 
iS i ०३० pg dll 
(०८ 9० iil Gs Coe 
6) 80»-% ~ 50+ 
526८ fm डे दड 53s ति 
LEP aD Cage 


॥॥| Es 


ह € C) ve x) is 


सूरः 2, अल-बक़र: )| पार; 2 
लोगों में से मूर्ख अवश्य कहेंगे कि 4 टी 
उनको उस क़िब्ला से किस बात ने $ 2802००७02 i) Sd 


हटा दिया है जिस पर वे (पहले) 
क़ायम थे ? तू कह दे पूर्व और 
पश्चिम अल्लाह ही के हैं । वह जिसे 
चाहता है सीधी राह दिखाता 
है।।43| 

और इसी प्रकार हम ने तुम्हें मध्यमार्गी 
सम्प्रदाय“ बना दिया ताकि तुम लोगों 
पर निरीक्षक बन जाओ और रसूल तुम 
पर निरीक्षक बन जाये । और जिस 
क्रिब्ला पर तू (पहले) था उसे हमने 
केवल इसलिए निर्धारित किया था 
ताकि हम उसे जान लें जो रसूल का 
आज्ञापालन करता है उसके मुक़ाबिले 
पर जो अपनी एड़ियों के बल लौट जाता 
है । और यद्यपि यह बात बहुत भारी 
थी परन्तु उन पर (नहीं) जिन को 
अल्लाह ने हिदायत दी और अल्लाह 
ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमानों को नष्ट 
कर दे । निःसन्देह अल्लाह लोगों पर 
परम कृपालु (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।।44| 

तेरे चेहरे का आकाश की ओर बार-बार 
फिरना निश्चित रूप से हम देख चुके थे। 
अतः आवश्यक था कि हम तुझे उस 
क्रिब्ला की ओर फेर दें जिसे तू पसंद 
करता था । अतएव अपना मुँह मस्जिद- 
ए-हराम की ओर फेर ले और तुम जहाँ 


Pgs ub 5 कट 
i JRO alls ८ >i) 
Ost ble 


~ EZ 
w +० 


|S SSL al CLS SS 
Os oS 53S | 

HN ELS Ls iE 
5 sl YS 


22 


Sls AE le eds 


७9»:>2 53४ » ४५४४ 


कक | (3 CS 9 RENE Sy 9 
3% 


ES) 


SS GE Ss (०४०००) ०८ 





ate 
Oy 


प्रत्येक कार्य में मध्यमार्ग उत्तम है । (हदीस) 


सूरः 2, अल-बक़र: )॥ पार; 2 





कहीं भी हो उसी की ओर अपने मुँह फेर ८,५5६ *; 255 १.८32. ।5578 

प्र लोगों OASIS ० 8 9 |» 99 
लो । और निःसन्देह जिन लोगों को Fre ऊः (od 
पुस्तक दी गई है वे अवश्य जानते हैं कि (25४ &| 0०५ ०-3 $ $ | 


यह उनके रब्ब की ओर से सत्य है और ह Ae eis ८:७३ 
जो वे करते हैं अल्लाह उससे अनजान S Ones) 2 ~) 
नहीं है ।।45| 


और जिन्हें पुस्तक दी गई थी यदि तू Uses) PHIRI NINE 
उन लोगों के पास सभी चिह्न ले आता " OD Dr 
तब भी वे तेरे क्रिन्ला का अनुसरण न ६५५ ७5 5७2 
करते और न ही तू उनके क़िब्ला का ५ ,./८7 4५ 
अनुसरण करने वाला है । और उन में से ०८: i 

कई, कई अन्यों के क़िब्लों का भी CRN Bees NENT 
अनुसरण नहीं करते । और इसके बाद Se आ 
भी कि तेरे पास ज्ञान आ चुका है, यदि (१०१)5) TU) AN 
तू उनकी इच्छाओं का अनुसरण करेगा $ RT 
तो अवश्य अत्याचारियों में से हो £ SU 
जाएगा ।46| 

वे लोग जिन्हें हमने पुस्तक दी है वे उसे (5५5६8 & ५55 24५5] < 33 
(अर्थात रसूल को, उसमें ईश्वरीय 5 | oF 
संकेतों को देखकर) उसी प्रकार -»&3% ,50) 5-4६ 0% 
पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को $ 0 fF TR 2 मट2र8 ह 
पहचानते हैं । और निश्चित रूप से * SON BIOs 
उनमें एक ऐसा गुट भी है (जिसके 

सदस्य) सत्य को छिपाते हैं हालाँकि वे 

जानते हैं ।।47। 

तेरे रब्ब की ओर से (निःसन्देह यह) fi NERS EES] 
सत्य है । अतः तू सन्देह करने वालों में ॥ Et 
से कदापि न बन ।48। (रुकू 7) ६ OER 
और हर एक के लिए एक लक्ष्य है | 4526 (4 ०276 42} INE 
जिसकी ओर वह ध्यान देता है । अतः हे 5 
पुण्यकर्म में एक दूसरे से आगे बढ़ 


सूरः 2, अल-बक़र: 


जाओ। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह ९ ५ टू, 


तुम्हें इकट्ठा करके ले आयेगा । निः:सन्देह 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे 
स्थायी सामर्थ्य रखता है ।।49| 

और जहाँ कहीं से भी तू निकले अपना 
ध्यान मस्जिद-ए-हराम ही की ओर फेर 
और वह नि:सन्देह तेरे रब्ब की ओर से 
सत्य है । और जो तुम करते हो अल्लाह 
उससे अनजान नहीं ।।50। 

और जहाँ कहीं से भी तू निकले 
अपना ध्यान मस्जिद-ए-हराम ही की 
ओर फेर और जहाँ कहीं भी तुम हो 
उसी की ओर अपना ध्यान फेरो ताकि 
तुम्हारे विरुद्ध लोगों के लिए कोई तर्क 
न बने । सिवाय उन लोगों के 
जिन्होंने उन में से अत्याचार किया। 
अतः उनसे न डरो बल्कि मुझ से डरो। 
और ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत 
को पूरा करूं और तुम हिदायत पा 
जाओ ।।5| 

जैसा कि हमने तुम्हारे अंदर तुम्हीं में से 
रसूल भेजा है जो तुम्हें हमारी आयतों को 
पढ़कर सुनाता है और तुम्हें पवित्र करता 
है और तुम्हें पुस्तक और (उसका) 
तत्त्वज्ञान सिखाता है और तुम्हें उन बातों 
की शिक्षा देता है जिनका तुम्हें पहले 
कुछ ज्ञान नहीं था ।।52। 

अतः मेरा स्मरण किया करो, मैं भी 


तुम्हें याद रखूँगा और मेरी कृतज्ञता ७ ड 2268५ 
९ SENT 


करो और मेरी कृतघ्नता न करो ।।53। 
(रुकू +) 


SI? 


| | पारः 2 
USS Did 


“3 ७2> i 66. SE CR 
0 ५८० ३४ ५०| 5 f ES 


नी 


SI 


७5४८5 BEG 
iE BESS 
[9 5६6 ८८5 PAs 
००५ ०५५७ I 
BE HY 4६5 ८5-०८ 
CEG 25:55 ४४ *: ६:५ 


RG sl ~ 


> ~ PC 57 5 72, FE 
Eg MSY 


Y PRED Ered 

Ose 

RS 2 Z 2 न ~? CGT 5 3 आह, 

obo ne ei 6 
BRE size र to pz si RS a7 
9D rl ~ 
हक (३६ MC De 2 ~ A | हर 
>> \ 9 xs) 


SED 


DSSS SSS 33 5255 


सूरः 2, अल-बक़र: 


है वे लोगो जो ईमान लाये हो ! 
(अल्लाह से) धैर्य और नमाज़ के साथ 
सहायता माँगो । नि:सन्देह अल्लाह धैर्य 
करने वालों के साथ है ।।54। 

और जो अल्लाह की राह में वध किये 
जायें उनको मुर्दे न कहो बल्कि (वे 
तो) जीवित हैं, परन्तु तुम समझ नहीं 
रखते ।।55| 

और हम तुम्हें अवश्य कुछ भय और 
कुछ भूख और कुछ धन और जन 
तथा फलों की हानी के द्वारा परीक्षा 
करेंगे। और धैर्य करने वालों को सु- 
समाचार दे दे ।56। 

वे लोग जिन पर जब कोई विपत्ति 
आती है तो वे कहते हैं, निश्चित 
रूप से हम अल्लाह ही के हैं और 
निःसन्देह हम उसी की ओर लौटकर 
जाने वाले हैं ॥57। 

यही लोग हैं, जिन पर उनके रब्ब 
की ओर से बरकतें हैं और कृपा है 
और यही वे लोग हैं जो हिदायत 
पाने वाले हैं ।।58। 

निःसन्देह सफ़ा और मर्वा अल्लाह के 
चिह्लों में से हैं । अत: जो कोई भी इस 
गृह का हज्ज करे अथवा उग्रा करे तो 
उसे इन दोनों की परिक्रमा करने पर 
कोई पाप नहीं । और जो अतिरिक्त 
उपासना स्वरूप नेकी करना चाहे तो 
निश्चित रूप से अल्लाह परम 
गुणग्राही (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।59| 


{| पारः 2 


2 ~ 


Ye ५ 3702 कक 2 2z) > हिई। है 


E\ 
ts 
N 


+ + Bz? iy | 3९0% 3 
400): BEES 
i 2८ ६, A. [ड ~+ ee 
ONE El 
BHI CF Us si 
BYNES 
४ 

y zs hh Dee + स ot § दः 
SO 25 Dr 

2-०० # 43, 


Fs (६ y 4 27 TT हैह| 
| 4.24 DP | | SOR 


०+ 


L os | 4 tf 5 (६ 
SOA sa 


> w ¢ > प्र 4 i La SS IZ Ce kr ला 
~ ° र — soe: ५.2 | 
Z 5 Tl ela 577 
SO SAEs 4:०3 


5 (६5६: 5) 7 te 5 
(5 ps9 >> 9०००९) 


SE EYEE SNES 


® 


~ 


LEE ५४55 Ce 
2८ 55550 


eid 


सूरः 2, अल-बकरः 


निश्चित रूप से वे लोग जो उसे छिपाते 
हैं जिसे हम ने सुस्पष्ट चिह्णों और पूर्ण 
हिदायत में से उतारा है, इस के बाद भी 
कि हमने उसको पुस्तक में लोगों के लिए 
सुस्पष्ट करके वर्णन कर दिया था । यही 
वे हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है 
और उन पर सभी ला'नत करने वाले भी 
ला'नत करते हैं ।60| 

उन लोगों के सिवा जिन्होंने प्रायश्चित 
किया और सुधार किया और (अल्लाह 
के चिह्लों को) खोल-खोल कर वर्णन 
किया । अतः यही वे लोग हैं जिन पर मैं 
प्रायश्चित स्वीकार करते हुए झुकूँगा 
और मैं बहुत प्रायश्चित स्वीकार करने 
वाला (और) बार-बार कृपा करने वाला 
हूँ ।।6।| 

निश्चित रूप से वे लोग जिन्होंने इनकार 
किया और इनकार ही की अवस्था में मर 
गये, यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह की 
और फ़रिश्तों की और सब लोगों की 
ला'नत है ।।62। 

इस (ला नत) में वे एक लम्बे समय तक 
रहने वाले होंगे । उन पर से अज़ाब को 
हल्का नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें 
छूट दी जाएगी ।63। 

और तुम्हारा उपास्य एक ही उपास्य है । 
वही रहमान (और) रहीम के सिवा कोई 
उपास्य नहीं ॥64। (रुकू) 
निःसन्देह आकाशों और धरती की सृष्टि 
में और रात और दिन के अदलने-बदलने 
में और उन नौकाओं में जो समुद्र में उस 


{| पारः 2 


९32 2.08 


(३ Le ४] ५७०० ८ 5 2 ९ 4 | ~ 
45 04000 7 6) 


2 


5250 


(2) ७८. 
CEN ४* 


ESSE NSLS SEH 


] 


ON Dl bls eek 9 


HEEFT SSN] 
CE SR EPNEPONSUEY 


Oxo MEE 
xalz AEINTC (६४ > 

lis 2 3४ BINS 

O03 9 J BY 

SNS TENE 
१ 

<१ » Ig ड 2 . g 

४-४3 205 2 ०३४५५ 


सूरः 2, अल-बकरः 


|} पारः 2 





(सामान) के साथ चलती हैं जो लोगों 
को लाभ पहुँचाता है । और उस पानी में 
जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर 
उसके द्वारा धरती को उसकी मृतावस्था 
के बाद जीवित कर दिया और उसमें 
प्रत्येक प्रकार के चलने फिरने वाले 
जीवधारी फैलाये और इसी प्रकार 
हवाओं की दिशा बदल-बदल कर 
चलाने में और बादलों में जो आकाश 
और धरती के बीच सेवा में नियुक्त हैं, 
बुद्धि से काम लेने वाले लोगों के लिए 
चिह्न हैं ।65| 

और लोगों में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह 
के मुक़ाबले पर (उसका) साझीदार बना 
लेते हैं । वे अल्लाह से प्रेम करने की 
भाँति उनसे प्रेम करते हैं | जबकि वे 
लोग जो ईमान लाये, (प्रत्येक प्रेम से) 
अल्लाह के प्रेम में अधिक दृढ़ हैं । और 
काश ! वे लोग जिन्होंने अत्याचार किया 
समझ सकें, जब वे अज़ाब को देखेंगे कि 
समस्त शक्ति (सदा से) अल्लाह ही की 
है और यह कि अल्लाह अज़ाब (देने) में 
बहुत कठोर है ।।66। 

जिन लोगों का अनुसरण किया गया, 
जब वे उन लोगों से विरक्ति प्रकट करेंगे 
जिन्होंने (उनका) अनुसरण किया और 
वे अज़ाब को देखेंगे जबकि (मुक्ति के) 
सब साधन उनसे कट चुके होंगे ।67। 
और वे लोग जिन्होंने अनुसरण किया, 
कहेंगे, काश ! हमें एक और अवसर 
मिलता तो हम उनसे उसी प्रकार 


LEE ls 


है! 9०9 +6257 `) ~ 
O02 
DE) I 25% 5 2. ४१> Tria ts ३7 
Cl al LS »७ %£ iil 
zr 5 | ), जज “2 लय | 


~ FC ww EE wu & 5” 


४ ET a 42०7३ Fears र 
408 NE SISNOI EN LE 
ह RS * zh | 


oN 


ae न 
02,6 
| 237% 


Cala FTE 
ASO 505 2.) 55] 


Ig aks id ss 


सूरः 2, अल-बकरः 


विरक्ति प्रकट करते जिस प्रकार 
उन्होंने हमसे विरक्ति प्रकट की है । 
इसी प्रकार अल्लाह उनके कर्मो को 
उनके लिए खेद (का कारण) बनाकर 
दिखाएगा और वे (उस) आग से निकल 
नहीं सकेंगे ॥68। (रुकू 27) 

हे लोगो ! जो धरती में है उसमें से 
हलाल और पवित्र खाओ और शैतान 
के पद्चिह्णां के पीछे न चलो । 
निःसन्देह वह तुम्हारा खुला-खुला शत्रु 
है ।69| 

निश्चित रूप से वह तुम्हें केवल बुराई 
और अश्लील बातों का आदेश देता है 
तथा यह भी कि तुम अल्लाह के विरुद्ध 
ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कोई ज्ञान 
नहीं ।70| 

और जब उनसे कहा जाता है कि जो 
अल्लाह ने उतारा है उसका अनुसरण 
करो तो वे कहते हैं, हम तो उसका 
अनुसरण करेंगे जिस पर हमने अपने 
पूर्वजों को पाया । क्या ऐसी अवस्था में 
भी (वे उनका अनुसरण करेंगे) जबकि 
उनके पूर्वज कोई बुद्धि नहीं रखते थे और 
हिदायत प्राप्त नहीं थे ? ।7।। 

और जिन लोगों ने इनकार किया उनका 
उदाहरण उस व्यक्ति की भाँति है जो 
चीख़-चीख़ कर उसे पुकारता है जो सुनता 
नहीं । (यह केवल) एक पुकार और 
आवाज़ (के अतिरिक्त कुछ भी नहीं) है । 
(ऐसे लोग) बहरे हैं, गूँगे हैं, अन्धे हैं । 
अतः वे कोई बुद्धि नहीं रखते ।72| 


| पारः 2 


> 
डलडललषदतए 


Doge 
ek हक पी आक Ks 


Ye 
& OMe 5९ 4८५ 


AS (७७3४ ४४ ४४ 


| 8२ २ 


Ye NGEAE ZT 
EN Cs 


5 द्‌ DD 
(१9) "१, Ce _9 Coe य | 
IED EY >5 2४2 (४5| 


उडी: EB ENT 
if sy 
~? 


“sy 


~ 527 


fi sfEsY) Ro 


ह 


® ig NERC ७७27 Y 52% NII 2 


सूरः 2, अल-बकरः 


हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! जो हमने 
तुम्हें जीविका दी है उसमें से पवित्र 
वस्तुओं को खाओ और अल्लाह की 
कृतज्ञता प्रकट करो, यदि तुम उसी की 
उपासना करते हो ।।73। 

उसने तुम पर केवल मुर्दार और खून और 
सूअर का मांस तथा उसे हराम किया है 
जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और 
का नाम लिया गया हो । हाँ, जो (भूख 
से) अत्यधिक विवश हो गया हो, 
लालच रखने वाला न हो और न सीमा 
का उल्लंघन करने वाला हो, उस पर 
कोई पाप नहीं । निःसन्देह अल्लाह 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला है ।।74। 

निःसन्देह वे लोग जो उसे छिपाते हैं 
जिसे अल्लाह ने पुस्तक में से उतारा है 
और उसके बदले अल्प मूल्य ग्रहण कर 
लेते हैं, यही वे लोग हैं जो अपने पेटों में 
आग के सिवा कुछ नहीं झोंकते और 
कयामत के दिन अल्लाह उनसे बात नहीं 
करेगा और न ही उनको पवित्र करेगा 
और उनके लिए पीड़ाजनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।75। 

यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के 
बदले पथभ्रष्टता को और क्षमा के बदले 
अज़ाब को खरीद लिया । अत: आग पर 
ये क्या ही धैर्य करने वाले होंगे ! ।॥76। 
यह इस लिए होगा कि अल्लाह ने 
पुस्तक को सत्य के साथ उतारा है और 
जिन लोगों ने पुस्तक के बारे में मतभेद 


|} पारः 2 
SE FSI SHE 


SS 


540 5335 55 55-55 5८ 


आम 2 ।ए ५ | 
~ 


७90) 9 
ssl 55-८८ (८5 
2४ ५0 ibs bss ys 
ss ४ $ £ 2 किन ool 
25H) AK 


न Sl 


PER 


जल ईट K 


Vag iB bss 
ails 4% pS थ्ट sY 


GATE «४ ४ ४५ 


NG 


> 
क 


OVA FI GRE sl 
shel 3 325०) ० Diss 
७8 20॥ hk 

iis NOS DG a 
2 SN lsat) 


Hols 


सूरः 2, अल-बक़र: 


किया है, वे घोर विरोध में (लगे हुए) 
हैं 77॥ (रुकू <) 

नेकी यह नहीं कि तुम अपने चेहरों को 
पूर्व अथवा पश्चिम की ओर फेरो । 
बल्कि नेकी उसी की है जो अल्लाह पर 
और परकालीन दिवस पर और फ़रिश्तों 
पर और पुस्तक पर तथा नबियों पर 
ईमान लाये । और उससे प्रेम करते हुए 
निकट सम्बन्धियों को और अनाथों को 
और दरिद्रं को और यात्रियों को और 
याचकों को तथा दासों को मुक्त करने 
के लिए धन दे । और जो नमाज़ को 
क़ायम करे और ज़कात दे और वे जो 
जब प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा 
को पूरा करते हैं और (वे जो) दुःखों 
और कष्टों में तथा युद्ध के बीच में भी 
धैर्य करने वाले हैं । यही वे लोग हैं 
जिन्होंने सच्चाई को अपनाया और यही 
वास्तविक मत्तकरी हैं ।।78| 

हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! हत्या 
किये गये व्यक्तियों के बारे में क्रिसास 
(न्यायोचित बदला लेना) तुम पर 
अनिवार्य कर दिया गया है । स्वतंत्र 
व्यक्ति का बदला स्वतंत्र व्यक्ति के 
समान, दास का बदला दास के समान 
और स्त्री का बदला स्त्री के समान 
(लिया जाये) । और वह जिसे उसके 
भाई की ओर से कुछ क्षमा कर दिया 
जाये तो फिर न्यायपूर्ण शैली का 
अनुसरण करते हुए और उपकार पूर्वक 
उसको (क्षतिपूर्ति की राशि) चुकाई 


|| पारः 2 


$ 
बे 
है. | ३९ 


62, 
03040 5400 5 
SG 
SHS slp salt 
CP WSS 
CES SIRES] 
PENIS ५५) 
Pils 5s Gl sists 
CRSP CERIO NV 
LO Ces fils su 


i] 
द 


हे 


VoL dessa 


fue ees EEeS ies bor NS 


(5 op 20% es 2860 
2 YN 


++ 


Me ® 3a Fs (8% ° & 
23S 

Bi 2:2५ «४ !] | + ९४५ हिल 

YD SS RS 23 > 


सूरः 2, अल-बक़र: 


जानी चाहिए । यह तुम्हारे रब्ब की ओर 
से छूट और कृपा है । अतः इसके बाद 
जो व्यक्ति अत्याचार करे तो उसके लिए 
पीड़ाजनक अज़ाब (निश्चित) है ।।79। 
और हे बुद्धिमान लोगो ! क्रिसास (की 
व्यवस्था) में तुम्हारे लिए जीवन है । 
ताकि तुम तक़वा धारण करो ।।80| 
जब तुम में से किसी पर मृत्यु आये, यदि 
वह (उत्तराधिकार में) कोई धन- 
सम्पत्ति छोड़ रहा हो तो माता-पिता 
और निकट सम्बन्धियों के पक्ष में 
नियमानुसार वसीयत करना तुम पर 
अनिवार्य कर दिया गया है । मुत्तक्रियों 
के लिए यह आवश्यक है ।।8]। 

अतः जो उस को सुन लेने के बाद 
उसे परिवर्तित करे तो जो उसे 
परिवर्तित करते हैं उसका पाप उन्हीं 
पर होगा । निःसन्देह अल्लाह बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान 
रखने वाला है ।!82| 

अतः जो किसी वसीयत किये हए व्यक्ति 
से (उसके) अनुचित झुकाव अथवा पाप 
में पड़ जाने की आशंका रखता हो, फिर 
वह उन (उत्तराधिकारियों) के बीच 
समझौता कर दे तो उस पर कोई पाप 
नहीं । निःसन्देह अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ॥83। (रुकू -ट) 

हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! तुम पर 
रोज़े उसी प्रकार अनिवार्य कर दिये गये 
हैं जिस प्रकार तुम से पूर्ववर्ती लोगों पर 


| पारः 2 


र्‌ 75 77 


ह 
Cyt 


als kK ~ 2527 


9८03 2 (५-०० »*७ 


2 ़ 22 Cal _3 ><-/५ 


COSI 2५ 7) 
pe NS) REE 
gs को lo sles od 
CBSO NL BN 


©) ~ w RF 
3) OS 2 oR ) | ks कट 
~ 


2४0 (4 S BITE + «4५८ 6 (5 

| () | AES | ७ ०७2: 5७ 

yy RO 2८ 
ह्‌ Os) sie 


ICSI SAINGG 
हर रह. 52,2८2.) CE ~ जल < ~ 


सूरः 2, अल-बक़र: 





अनिवार्य कर दिये गये थे ताकि तुम 
तक़वा धारण करो ।।84। 

गिनती के कुछ दिन हैं । अतः जो भी 
तुम में से रोगी हो अथवा यात्रा पर हो 
तो उसे चाहिए कि इतने दिनों के रोज़े 
दूसरे दिनों में पूरे करे । और जो लोग 
इसकी शक्ति रखते हों, उन पर एक 
दरिद्र को भोजन कराना फिद्यः 
(प्रार्याश्‍्चित स्वरूप) है । अत: जो कोई 
भी अतिरिक्त पुण्य कर्म करे तो यह 
उसके लिए बहुत अच्छा है । और यदि 
तुम ज्ञान रखते हो तो तुम्हारा रोज़े 
रखना तुम्हारे लिए उत्तम है ।।85* 
रमज़ान का महीना, जिस में मानवजाति 
के लिए कुरआन को महान हिदायत के 
रूप में और ऐसे स्पष्ट चिह्लों के रूप में 
उतारा गया, जिनमें हिदायत का विवरण 
और सत्य और असत्य में प्रभेदक विषय 
हैं । अतः जो भी तुम में से इस महीने को 
देखे तो इसके रोज़े रखे और जो रोगी हो 
अथवा यात्रा पर हो तो दूसरे दिनों में 
गिनती पूरी करनी होगी । अल्लाह 
तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और 
तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता और 
चाहता है कि तुम (आसानी से) गिनती 
को पूरा करो और उस हिदायत के कारण 


Pd od 
Fs DE Mf 


C53 SLs SL 


ee 
Tz + iO Er 
I> 


8) 80 25 9४26 SIE 
cid poe न्दू ed 


SEE 


OBS GH 8.55 5७६६ 
gi 0६ 
ets Os 4८-८४ 
ASN gS gb 3४५४ 
pd meer md ND 
55000 05046 ॥॥ Ss 





* इस आयत में अरबी शब्द युतीकू न हू के दो अर्थ हैं | एक वे जो शक्ति रखते हैं और एक वे जो 
शक्ति नहीं रखते । क्‍योंकि इस शब्द में करने और छोड़ देने के दोनों अर्थ पाये जाते हैं । इसका अर्थ 
यह है कि प्रथम वे लोग जो सामयिक विवशता अथवा रोग के कारण रोज़: न रख सकें, पर वैसे रोज़े 
की शक्ति रखते हैं, उनको फ़िद्यः देना चाहिए, हाँ उन्हें छूटे हुए रोज़े बाद में रखने होंगे । द्वितीय वे 
लोग जो शक्ति ही नहीं रखते, उनके लिए फ़िद्य: पर्याप्त होगा तथा बाद में रोज़े नहीं रखने होंगे । 





सूरः 2, अल-बकरः 


अल्लाह की बड़ाई बखान करो जो उसने 
तुम्हे प्रदान किया और ताकि तुम 
कृतज्ञता प्रकट करो ।।86। 

और जब मेरे भक्त तुझ से मेरे बारे में 
प्रश्‍न करें तो निश्चित रूप से मैं (उनके) 
निकट हूँ । जब दुआ करने वाला मुझे 
पुकारता है तो मैं उसकी दुआ का उत्तर 
देता हूँ अतः चाहिए कि वे मेरी बात 
को स्वीकार करें और मुझ पर ईमान 
लायें ताकि वे हिदायत पायें ।।87। 
रोज़ों (के महीने) की रातों में अपनी 
पत्नियों से सम्बन्ध बनाना तुम्हारे लिए 
वैध किया गया है । वे तुम्हारे वस्त्र हैं 
और तुम उनके वस्त्र हो । अल्लाह 
जानता है कि तुम अपनी इच्छाओं का 
दमन करते रहे हो । अतः वह तुम पर 
कृपापूर्वक झुका और तुम्हें क्षमा कर 
दिया । अतएव अब उनके साथ 
(निस्संकोच) दांपत्य सम्बन्ध स्थापित 
करो और जिसे अल्लाह ने तुम्हारे पक्ष 
में लिख दिया है उसकी कामना करो 
और खाओ पियो, यहाँ तक कि प्रभात 
(उदय) के कारण तुम्हारी दृष्टि में 
(सुबह की) सफेद धारी (रात की) 
काली धारी से पृथक हो जाये । फिर 
रोज़: को रात तक पूरा करो । और 
जब तुम मस्जिदों में ए'तिकाफ़ बैठे हो 
तो उन से दांपत्य सम्बन्ध स्थापित न 
करो । ये अल्लाह की (निर्धारित) 
सीमाएँ हैं, अत: उनके निकट भी न 
जाओ । इसी प्रकार अल्लाह अपनी 


| | पारः 2 


Z > ge pe न ~ 
OO3 SS sas 45 


किक, हल का 5 ८ SE जी 

DOREY ERE 
2 

od 2 27 

Os “~> 


| 4 ha GR 4 po ~ 6 2 
ESDP ss | 
= ०३६१३१५ द्रव की ू + be Se 
Bolen ide i grt 
Cpl Fe 5 ४ ha ~+ g 
GFE SISTA Cg 
a bE 955 [ई र fa SNE, 2 65 A PBS Ed 
SEND a) 
० 5565 427 > ASE 
MSG Feo Fels) 
gl 200 कटिकक क्र 227 ~ be iS 
Sl 9 9१०३ 35) 
PFS 
FEC Est “2४ 
3३ FEA Spl 
33 ञ्य | ० ना ३ 
५ DAEs ss 
T YG है! 5 i, + प्र 


| ४ ww | 2 + Ls 2R~ द re 
852 40 602 AIS (५४2४5 


Zee 


RIA AS 


3१> 





सूरः 2, अल-बक़रः ;| पारः 2 
आयतों को लोगों के लिए खोल-खोल OE 
कर वर्णन करता है ताकि वे तक़वा 

धारण करें ।।88।* 


और अपने ही धन को परस्पर एक दूसरे Fe i ह 
के बीच झूठ और छल से न खाया करो । ०5 की दी 


और न तुम उन्हें (इस उद्देश्य से) हद SB PE IHS 
अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करो कि Fa Pe RN 
तुम पाप पूर्वक लोगों के (अर्थात Ep? ES 
राष्ट्रीय) धन-सम्पत्ति में से कुछ खा & & 5:2५ 


सको हालाँकि तुम (भली-भाँति) 
जानते हो 89। (रुकू ॐ) 

वे तुझ से प्रथम तीन रातों की चन्द्रमाओं < -5।८८ ८2 "2.७9८६ 567६5 
के सम्बन्ध में पूछते हैं । तू कह दे कि ये राम हा ~ FE है 
लोगों के लिए समय निर्धारण और हज्ज |#%०० 7५.9 (39 22५४ 
(के निर्धारण) के भी साधन हँ | और हि 22 ks 2 i le 45 ड व i 
नेकी यह नहीं कि तुम घरों में उनके | १29७2 C2] 
पिछवाड़ों से प्रवेश करो बल्कि नेकी | 55 GSEs ON 35 2 5 
उसी की है जो तक़वा धारण करे | और” GD ne 
घरों में उनके दरवाज़ों से प्रवेश किया SOAS 40 
करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम 

सफल हो जाओ ।॥90। 

और अल्लाह के मार्ग में उन से युद्ध करो Sega iss 
जो तुम से युद्ध करते हैं और अत्याचार न PRED OS 
करो । निःसन्देह अल्लाह अत्याचार ©८२2९) ->4 Y 46] | 345 Y9 
करने वालों को पसन्द नहीं करता ।।9!। 





: तुम अपनी इच्छाओं का दमन करते रहे हो से यह अभिप्राय है कि सहाबा रजि. रमज़ान की रातों 
में दाम्पत्य सम्बन्ध को भी त्याग देते थे । इस आयत में इसकी अनुमति दी गई है । दूसरी आयत में 
केवल ए तिकाफ़ में इसका निषेध किया गया है । 
इसी प्रकार यहाँ सफेद धागे और काले धागे का उल्लेख किया गया है । इसका यह अर्थ नहीं कि 
अन्धेरे में जाकर सफ़ेद और काले धागे में प्रभेद करो । बल्कि इसका यह अभिप्राय है कि उषाकाल में 
जो उजाला फैलता है, जब उसकी पहली रश्मि दिखनी शुरू हो जाये तो उस समय सहरी (रोज़: 
आरम्भ करने के लिए प्रात: पूर्व का भोजन) का समय समाप्त हो जाएगा । 











सूरः 2, अल-बकरः 


और (युद्ध के समय) जहाँ कहीं भी तुम 
उनको पाओ उनकी हत्या करो और उन्हें 
वहाँ से निकाल दो जहाँ से तुम्हें उन्होंने 
निकाला था और फ़ितूना (उपद्रव) हत्या 
से अधिक भारी होता है । और उन से 
मस्जिद-ए-हराम के निकट युद्ध न करो 
जब तक कि वे तुम से वहाँ युद्ध न करें । 
अतः यदि वे तुम से युद्ध करें तो फिर तुम 
उनकी हत्या करो । काफिरों का ऐसा ही 
प्रतिफल होता है ।!92। 

अतः यदि वे रुक जायें तो निःसन्देह 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।93। 

और उन से युद्ध करते रहो, यहाँ तक कि 
उपद्रव बाकी न रहे और धर्म (स्वीकार 
करना) अल्लाह के लिए हो जाए । अत: 
यदि वे रुक जाएँ तो (ज्यादती करने 
वाले) अत्याचारियों के सिवा किसी पर 
ज़्यादती नहीं करनी ।।94।" 

इज़्ज़त वाला महीना इज़्ज़त वाले महीने 
का बदल है और सभी इज़्ज़त वाली 
चीज़ों (के अपमान) का बदला लिया 
जाएगा । अतः जो तुम पर ज़्यादती करे 
तो तुम भी उस पर वैसी ही ज़्यादती करो 
जैसी उसने तुम पर की हो और अल्लाह 
से डरो और जान लो कि निःसन्देह 
अल्लाह मुत्तक्रियों के साथ है ।95। 


| पारः 2 
EY Eel द ~ ई Lid > 3 हल a gs 
SB > be | 9 


ASKHIES _ 2 AKA 
Ng bales Sal Ris 
0 नजर दर कट 2 52 sl 


i है थे 
CEE Pert 


8552 EEE ५ 5 53॥| 
aie) 


AN BL SI a 
EXECS LS र 3 

Xs] & ४५ Ale 545८७ :$ AE 
sas Bs sk 


*% इस आयत में उन लोगों से युद्ध करने का आदेश है जो लोगों को धर्मत्याग करने पर बाध्य करते 
हैं। अत: जो तलवार के बल पर धर्मत्याग करने पर बाध्य करें उनसे प्रतिरक्षात्मक युद्ध करना उचित 


है, यहाँ तक की वे इस से रुक जाएँ | 


alate 
ov 





जिन महीनों में युद्ध करना हराम ठहराया गया है, यदि कोई विरोधी अथवा गैर मुस्लिम इन का+ 


सूरः 2, अल-बक़र: 


और अल्लाह के मार्ग में खर्च करो और 
(अपने आप को) अपने हाथों से तबाही 
में न डालो और उपकार करो । 
नि:सन्देह अल्लाह उपकार करने वालों 
से प्रेम करता है ।।96। 

और अल्लाह के लिए हज्ज और उम्रा 
को पूरा करो । अतः यदि तुम रोक 
दिये जाओ तो जो भी कुर्बानी उपलब्ध 
हो (कर दो) और अपने सिरां को न 
मुंडगाओ जब तक कि कुर्बानी अपनी 
(ज़िबह होने के) निर्धारित स्थान तक 
पहुँच न जाए । अतः यदि तुम में से 
कोई बीमार हो अथवा उसके सिर में 
कोई कष्ट हो तो कुछ रोज़े रखकर 
अथवा दान देकर या कुर्बानी पेश करके 
फ़िद्यः (बदला) देना होगा । अतः 
जब तुम निरापद्‌ (स्थिति) में आ 
जाओ तो जो भी उम्रा को हज्ज से 
मिलाकर लाभ उठाने का इरादा करे तो 
(चाहिए कि) जो भी उसे कुर्बानी 
उपलब्ध हो (कर दे) और जो 
(सामर्थ्य) न रखे तो उसे हज्ज के बीच 
तीन दिन के रोज़े रखने होंगे और जब 
तुम वापस चले जाओ तो सात (रोजे 
रखने होंगे) ये दस (दिन) पूरे हुए । ये 
(आदेशावली) उसके लिए हैं जिसके 
परिवार वाले मस्जिद-ए-हराम के 
निकट निवास न करते हों । और 
अल्लाह का तक़वा धारण करो और 


j पारः 2 


[258 Ys al Os _३ ३६४6 


| EIST SIDS 


CC ice] 


ली 


Es ESS 


res Viera 006 BC कक 


E 


w 
2 > 


CEN spas 
A Mn Rd 

NIG 2४2४6 2s 
Se $i 


| ७, 72577 


|3 


ESSE 
CEST 2420) 85 FI 


२००८५ -2 ५5 « 





«सम्मान न करते हुए मुसलमानों से युद्ध करेगा तब इन महीनों में भी युद्ध करना उचित होगा । 
क्योंकि मुसलमानों के लिए यह कदापि आवश्यक नहीं कि वे बिना अपनी प्रतिरक्षा किए बैठे रहें । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


जान लो कि दण्ड देने में अल्लाह बहुत 
कठोर है ॥॥97॥। (रुकू ) 

कुछ जाने-माने महीनों में हज्ज होता 
है। अत: जिसने इन (महीनों) में हज्ज 
का संकल्प कर लिया तो हज्ज के बीच 
किसी प्रकार की कामुक बात और 
दुराचरण तथा झगड़ा (उचित) नहीं 
होगा । और जो भी नेकी तुम करो 
अल्लाह उसे जान लेगा और पाथेय 
इकट्ठा करो । अतः निःसन्देह तक़वा ही 
सर्वोत्तम पाथेय है और हे बुद्धिमानो ! 
मुझ ही से डरो ।।98। 

तुम पर कोई पाप तो नहीं कि तुम अपने 
रब्ब से कृपा कामना करो । अतः जब 
तुम अरफ़ात से लौटो तो मश्अर-ए- 
हराम के निकट अल्लाह का स्मरण करो। 
और उसको उसी प्रकार स्मरण करो 
जिस प्रकार उसने तुम्हें निर्देश दिया है 
और इससे पूर्व निश्चित रूप से तुम 
पथभ्रष्टों में से थे ।।99। 

फिर तुम (भी) वहाँ से लौटो जहाँ से 
लोग लौटते हैं और अल्लाह से क्षमा 


5 GF द 5 
याचना करो । निःसन्देह अल्लाह बहुत © 2८> 5.) १५-4 2) 


क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।200| 

अतः जब तुम अपने (हज्ज के) 
अनुष्ठान संपन्न कर चुको तो अल्लाह 
का स्मरण करो । जिस प्रकार तुम 
अपने पूर्वजों को स्मरण करते हो, 
बल्कि उससे बहुत अधिक स्मरण 
(करो) अतः लोगों में से ऐसा भी 


j पारः 2 


Y£ & 5 Z 
PUN 4२४० 


Cs ०9५3० >6 Fz 
USL Cases «| ES) 


4 JE ~ 


५४८०८ >> tz 
Y9 $ ५-8 Ys ५ 
22029 ५४८ ८३ 


bus 


५ 3 > 


HADI 0५555 #5 da 


isd 9555 Gs 


ON 


~ 


Roz 9 ८ 


SSS EE SES 
pS 4 Di 5 ww 5% (3 L gre A ७ 5७ 
ys ७४2 sa | | > 

PN A Ge Msi 


bes १ Dc 2९, ~ (6 
SN | ~ 
SG 5 
ZN CPUS + 0३.53 #5 
93a 


40॥ 9 255 IS ELE 
CS eR 


सूरः 2, अल-बकरः 


(व्यक्ति) है जो कहता है, हे हमारे 
रब्ब ! हमें (जो देना है) इहलोक में 
ही दे दे और उसके लिए परलोक में 
कोई भाग नहीं होगा ।207। 

और उन्हीं में से वह भी है जो कहता है, 
हे हमारे रब्ब ! हमें इहलोक में भी 
भलाई प्रदान कर और परलोक में भी 
भलाई प्रदान कर और हमें आग के 
अज़ाब से बचा ।202। 

यही वे लोग हैं जो उन्होंने कमाया, 
उसमें से उनके लिए एक बड़ा प्रतिफल 
होगा और अल्लाह हिसाब (लेने) में 
बहुत तेज़ है ।203। 

और इन गिनती के कुछ दिनों में 
अल्लाह को (बहुत) याद करो । अतः 
जो भी दो दिनों में शीघ्र निवृत्त हो जाए 
तो उस पर कोई पाप नहीं और जो पीछे 
रह जाए तो उस पर (भी) कोई पाप 
नहीं (अर्थात्‌) उसके लिए जो तक़वा 
धारण करे । और अल्लाह से डरो और 
जान लो कि तुम उसी की ओर एकत्रित 
किए जाओगे ।204। 

और लोगों में से ऐसा (व्यक्ति) भी है 
जिसकी सांसारिक जीवन सम्बन्धी बात 
तुझे पसन्द आती है जबकि वह उस पर 
अल्लाह को साक्षी ठहराता है जो उस के 
दिल में है, हालाँकि वह बहुत झगड़ालू 
होता है ।205। 

और जब वह अधिकार-संपन्न हो जाए 
तो धरती में फसाद फैलाने और खेती 
और जाति को बर्बाद करने के उद्देश्य से 


| पारः 2 
Eels 0 2 80% NM] 
७398 5५52» ५ 


॥ 9555/9 
a9 4: ».2| ७७ ०३२ ३3 ०४ 


OS 2 22005 AEE 
BFE ISN Elsa 


Cre 29 


SEEPS MEY, 
AGG ess 
Bf i 


ART 


Ee, 


` 


सूरः 2, अल-बकरः 


दौड़ता फिरता है, जबकि अल्लाह फसाद 
को पसन्द नहीं करता ।206। 

और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह 
का तक़वा धारण कर तो प्रतिष्ठा (का 
अहं) उसे पाप पर स्थिर रखता है । अतः 
उसके लिए नरक पर्याप्त है और वह 
बहुत ही बुरा ठिकाना है ।207। 

और लोगों में से ऐसा (व्यक्ति) भी है 
जो अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के 
लिए अपनी जान बेच डालता है और 
अल्लाह भक्तों के प्रति बहुत करुणामय 
है ।208| 

हे वे लोगो, जो ईमान लाये हो ! तुम 
सब के सब आज्ञाकारिता (के घेरे) में 
प्रविष्ट हो जाओ और शैतान के 
पदचिह्नों पर मत चलो । निःसन्देह वह 
तुम्हारा खुला-खुला शत्रु है ।209| 

अतः तुम्हारे निकट स्पष्ट चिह्न आ जाने 
के बाद भी यदि तुम फिसल जाओ तो 
जान लो कि अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।20| 

क्या वे केवल यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 
अल्लाह बादलों की छाया में उनके 
निकट आये और फ़रिश्ते भी (आयें) 
और मामला निपटा दिया जाए। और 
अल्लाह ही की ओर सभी मामले लौटाए 
जाते हैं ।2।!। (रुकू -7) 

बनी इस्राईल से पूछ ले कि हमने उनको 
कितने ही खुले-खुले चिह्न दिये थे । और 
जो भी अल्लाह की नेमत को बदल दे 
जबकि वह उसके पास आ चुकी हो तो 


ns 04 ८44०० 
352 EERE] 


०0 CA REE 


OLS 


पारः 2 

~ Ee Er हु है ~ 

IEE 
2 i cf Toba Gre ट 2 

OSS SS 2-9४ 


७2५2 ०9 १: 


न 
(5 


Feo 


RZ र 


ss 7] 22 £ ¢ 
१०-०० 5४ 
La, 
ER} गा जल 26] 2 4 
Os १-५ 


Dodd 


है 


हि 


Fst 


MISA, 


ee SESS (४५ ~) Os 


3 ८“ 7 be ८५४८ 


2७४ EN 4० OT AS AS 


सूरः 2, अल-बकरः 


निःसन्देह अल्लाह दण्ड देने में बहुत 
कठोर है ।22। 

जिन लोगों ने इनकार किया, उनके लिए 
सांसारिक जीवन सुन्दर करके दिखाया 


गया है । और ये उन लोगों का उपहास ६०२५.9 | 


करते हैं जो ईमान लाये । और वे लोग 
जिन्होंने तक़वा धारण किया, वे कयामत 
के दिन उन से ऊँचे होंगे । और अल्लाह 
जिसे चाहे बे-हिसाब जीविका प्रदान 
करता है ।23। 

सभी मनुष्य एक ही संप्रदाय (के रूप में) 
थे । अतः अल्लाह ने नबियों को शुभ- 
समाचार दाता और सतर्ककारी बना कर 
भेजा और उनके साथ सत्य पर आधारित 
पुस्तक भी उतारी ताकि वह लोगों के 
बीच उन विषयों में निर्णय करे जिनमें 
उन्होंने मतभेद किया । और उन्हीं लोगों 
ने परस्पर विद्रोह के कारण उस 
(पुस्तक) में मतभेद किया जिन्हें वह दी 
गई थी, इसके बावजूद कि उनके पास 
स्पष्ट चिह्न आ चुके थे । अत: जो लोग 
ईमान लाये थे, अल्लाह ने उन को अपने 
आदेश से हिदायत दे दी, इसलिए कि 
उन्होंने सत्य के कारण उसमें मतभेद 
किया था और अल्लाह जिसे चाहे सीधे 
रास्ते की ओर हिदायत देता है ।24। 


i | पारः 2 


च 


७-० 52०2-50 25 ४5७ ५ 


Cisse) 
IE (8०३१ 9 


~ ~ 22५] “9/ 2.29 > ee 
&)» AF ७४ 995] 


2 | 2 AZ AR 


AS 54> 3 Nl 
OH Ras ~ Ok) 
NGS ASD iS gs 


“#““2 


Yas ४८०॥८5 3s 


77 7 
RS Ree 


AER NET TINGS 

CAS gs Ss Sie 
3b Nala] 

bred sg 


nl 


(09 50+ 


८ १०.2 


FA 








: किसी नबी के आने से पूर्व सब लोग एक जैसे हो जाते हैं । चाहे वे पहले नबियों पर ईमान भी लाते 
हों परन्तु दुष्कर्म और दुराचरण की दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं रहता । अतः यह एक सर्वमान्य 
नियम है कि नबी के आने से पूर्व सब लोग चाहे वे मोमिन हों अथवा न हों, सभी एक ही अवस्था में 





होते हैं जब नबी की ओर से पुस्तक और कर्तव्य अकर्तव्य विषयों का स्पष्टीकरण हो जाता है तब 
उनका नबी को अस्वीकार करना लोगों को दो भागों में बाँट देता है । एक वे जो नबी पर ईमान लाते 
हैं और एक वे जो उसका अस्वीकार करते हैं । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


क्या तुम सोचते हो कि तुम स्वर्ग में 
प्रविष्ट हो जाओगे जबकि अभी तक तुम 
पर उन लोगों जैसी अवस्था नहीं आई जो 
तुम से पहले बीत चुके हैं ? उन्हें 
कठिनाइयाँ और कष्ट पहुँचे और वे 
हिला कर रख दिये गये, यहाँ तक कि 
रसूल और वे जो उसके साथ ईमान लाये 
थे, पुकार उठे कि अल्लाह की सहायता 
कब आयेगी ? सुनो ! निश्चय ही 
अल्लाह की सहायता निकट है ।275। 
वे तुझ से पूछते हैं कि वे क्या खर्च करें ? 
तू कह दे कि तुम (अपने) धन में से जो 
कुछ भी खर्च करना चाहो तो माता- 
पिता के लिए और निकट सम्बन्धियों के 
लिए और अनाथों के लिए और दरिद्रो के 
लिए तथा यात्रियों के लिए करो । और 
जो नेकी भी तुम करो तो निःसन्देह 
अल्लाह उसकी भली-भाँति जानकारी 
रखता है ।26| 
तुम पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया है 
जबकि वह तुम्हें पसन्द नहीं था । और 
संभव है कि तुम एक बात को पसन्द न 
करो और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो 
और संभव है कि एक बात को तुम 
पसन्द करो परन्तु वह तुम्हारे लिए 
हानिकारक हो । और अल्लाह जानता है 
जबकि तुम नहीं जानते ।2।7। 
(रुकू) 
वे तुझ से इज़्ज़त वाले महीने अर्थात उसमें 
युद्ध करने के बारे में प्रश्‍न करते हैं। 
(उनसे) कह दे कि उसमें युद्ध करना 


| पारः 2 


VET ESU PSR DO 


INE al EC HGS 
M3 SUNS FOG es 
AA 58 25 
SHS 3 
<; .$ 

हि 


Coy 2 ols rs 
G5 BSNS 


ONE HNG Relais 


ह „2५ 


FS 
IS BSCS 
4 BSE ०७ Es #<- 


€) le a 2% डक Cp 522% SF # 
हे CNET ACERS) 


Ese CEE 


RCT PS 


सूरः 2, अल-बक़र: 


बहुत बड़ा (पाप) है । और अल्लाह के 
रास्ते से रोकना और उसका इनकार 
करना और मस्जिद-ए-हराम से रोकना 
और उन लोगों को वहाँ से निकाल देना 
जो उसके (वास्तविक) अधिवासी हैं 
अल्लाह के निकट उससे भी बड़ा (पाप) 
है और फ़ितना (उपद्रव) हत्या से भी 
बढ़कर है । और यदि उन्हें शक्ति प्राप्त 
हो तो वे तुम्हें अपने धर्म से हटा देने तक 
तुमसे सदा युद्ध करते रहेंगे । और तुम में 
से जो भी अपने धर्म से हट जाए फिर वह 
काफिर होने की अवस्था में मरे तो यही वे 
लोग हैं जिन के कर्म इहलोक में और 
परलोक में भी व्यर्थ हो गये और यही वे 
लोग हैं जो आग वाले हैं । उसमें वे बहुत 
लम्बे समय तक रहने वाले हैं ।2।8। 
निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाये और 
वे लोग जिन्होंने हिजरत की और 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, यही 
वे लोग हैं जो अल्लाह की कृपा की 
आशा रखते हैं और अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।2।9| 

वे तुझ से शराब और जुए के सम्बन्ध में 
प्रश्‍न करते हैं । तू कह दे कि इन दोनों में 
बड़ा पाप (भी) है और लोगों के लिए 
लाभ भी । और दोनों के पाप (का पहलू) 
उनके लाभ से बढ़कर है । और वे तुझ से 
(यह भी) पूछते हैं कि वे क्या ख़र्च करें ? 
उनसे कह दे कि (आवश्यकताओं में से) 
जो भी बचता है । इसी प्रकार अल्लाह 


5 पारः 2 
Re 9. 3 «० AE ~ ° र 
"7००3 ४ 2-४३ ००३ ४ 
XR (~ Bo) Pe 7 i & 
€>] fig 5 32) 
५३३३5 ४४ 3 m7 2 Ta ail 
sd N ~ b i RD त 
DHL KS NS) 
52206 5 3S SS 
GEASS ४८४५ VSB) 
८5530 CECT 
CSET EES SU ber 
(3 Lod als | (६28 ER CG Ls 2 रा 
OSB JME 


IERIE NS] 
SESE Ges 


हि हि 


92> 536 £4 9 PVCS 
MCS yee EN RoBi 
(४५) ६३५०३ 2.4 + 5) Ces 
ens ०४ 5 A > | gsi] 3 
HH GigE Es 


सूरः 2, अल-बक़र: 


तुम्हारे लिए (अपने) चिह्न खोल-खोल 
कर वर्णन करता है ताकि तुम सोच- 
विचार करो ।220|" 

इहलोक के बारे में भी और परलोक के 
बारे में भी और अनाथों के बारे में वे तुझ 
से पूछते हैं । तू कह दे उनका सुधार 
अच्छी बात है और यदि तुम उनके साथ 
मिल जुल कर रहो तो वे तुम्हारे भाई- 
बन्धु ही हैं । और अल्लाह फसाद करने 
वाले का सुधार करने वाले से प्रभेद 
जानता है । और यदि अल्लाह चाहता 
तो तुम्हें कठिनाई में अवश्य डाल देता । 
निःसन्देह अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।22।। 

और मुश्रिक स्त्रियों से निकाह न करो 
जब तक कि वे ईमान न ले आयें और 
निश्चित रूप से एक मोमिन दासी एक 
(स्वतंत्र) मुश्रिक स्त्री से उत्तम है, चाहे 
वह तुम्हें कैसी ही प्रिय हो । और मुश्रिक 
पुरुषों से (अपनी लड़कियों का) विवाह 
न कराओ जब तक कि वे ईमान न ले 
आयें । और निश्चित रूप से एक मोमिन 
दास एक (स्वतंत्र) मुश्रिक से उत्तम है, 
चाहे वह तुम्हें कैसा ही प्रिय हो । ये वे 
लोग हैं जो आग की ओर बुलाते हैं और 


i पारः 2 


INSANE EE 
Ess NEN 
ESE 8 7 #प्टी 
WEEE FREE 
FE 55 ea 7 47] 
che < ४ 26406) “४८2४ 


Cy 
o 


BSD | 


i | ot हे 2८ ६० 
> CS | | Ys 


5५4 ईद 


(2 NS A २4 429 





: इस आयत में हलाल और हराम (वैध-अवैध) का एक स्थायी सिद्धान्त वर्णन किया गया है कि वे 
वस्तुयें जिनके उपयोग में लाभ अधिक है और हानि कम हैं, वे हलाल हैं और वे वस्तुयें जिनके लाभ 
तो हैं परन्तु उन में हानिकारक तत्त्व अधिक हैं, वे हराम हैं । एल्कोहॉल को यदि पिया जाए तो 
हानिकारक है इसलिए उसका थोड़ा पीना भी हराम है । परन्तु चिकित्सा क्षेत्र में एल्कोहॉल का बहुत 
महत्व है । इसके अतिरिक्त यदि इत्र के रूप में एल्कोहॉल के घोल में सुगंध को मिला दिया जाए तो 











उसे जितना चाहो कपड़ों पर छिड़क लो, इससे नशा चढ़ना असंभव है । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


अल्लाह अपनी आज्ञा से (तुम्हें) स्वर्ग 
और क्षमा की ओर बुला रहा है । और 
वह लोगों के लिए अपने चिह्न खोल- 
खोल कर वर्णन करता है ताकि वे 
उपदेश ग्रहण करें ।222। (रुकू +7) 
और वे तुझ से मासिक धर्म की अवस्था 
के बारे में प्रश्‍न करते हैं । तू कह दे कि 
यह एक कष्टदायक (अवस्था) है । 
अतः मासिक धर्म के समय स्त्रियों से 
पृथक रहो और उन से दांपत्य संबंध 
स्थापित न करो जब तक कि वे शुद्ध न 
हो जायें । फिर जब वे शुद्ध-पूत हो जायें 
तो उनके निकट उसी प्रकार जाओ जैसा 
कि अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है । 
निःसन्देह अल्लाह अधिकता पूर्वक 
प्रायश्चित करने वालों से प्रेम करता है 
और शुद्ध-पूत रहने वालों से (भी) प्रेम 
करता है ।223। 

तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं । 
अत: अपनी खेतियों के निकट जैसे चाहो 
आओ और अपने लिए (कुछ) आगे 
भेजो । और अल्लाह से डरो और जान 
लो कि तुम उससे अवश्य मिलने वाले हो 
और मोमिनों को (इस बात की) शुभ- 
सूचना दे दे ।224।* 

और अल्लाह को इस उद्देश्य से अपनी 
क़समों का लक्ष्य न बनाओ ताकि तुम 


| | पारः 2 
RENE SCENES 
EGE ५३:४५ 
; 

SI 2०५5 4255५ 
Ys sg 2७ 
2४ ४४ Oa Ge 


०2 oil ED So) ks ई 2 
OER ye A SO १४ ८-२२ 


(न 
ट्‌ ~ Pl I FF 9 Be Ce 
) > S } A ५ ) 
52 ड Dd ० & 


| 
ba AX शव 


~ 
4 
5. Be 


i 0 किक है 








: इस आयत के अर्थ को बिगाड़ कर कई अत्याचारी प्रवृत्ति के लोगों ने स्त्रियों से अस्वभाविक रूप से 





सम्बन्ध स्थापित करने का औचित्य निकाला है । (इस प्रकार की मानसिकता से हम अल्लाह की 
शरण चाहते हैं), यह भारी अत्याचार है । खेती से यह अभिप्राय है कि स्त्री संतानोत्पत्ति का साधन 
है परन्तु अस्वभाविक सम्बन्ध के परिणाम स्वरूप कदापि संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


भलाई करने अथवा तक़वा धारण 
करने या लोगों के बीच सुधार करने 
से बच जाओ और अल्लाह बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।225। 

तुम्हारी व्यर्थ क़समों पर अल्लाह तुम्हारी 
पकड़ नहीं करेगा । परन्तु जो तुम्हारे 
दिल (पाप) कमाते हैं, उस पर तुम्हारी 
पकड़ करेगा और अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) सहनशील है ।226। 

जो लोग अपनी पत्तियों से सम्बन्ध 
स्थापित न करने की क़सम खाते हैं, 
उनके लिए चार महीने तक प्रतीक्षा 
करना (उचित) होगा । अतः यदि वे 
(संधि की ओर) लौट आएँ तो 
अल्लाह निःसन्देह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।227। 

और यदि वे तलाक़ का पक्का निर्णय कर 
लें तो निश्चित रूप से अल्लाह बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।228| 

और तलाक शुदा स्त्रियों को तीन 
मासिक धर्म की अवधि तक स्वयं को 
रोके रखना होगा । यदि वे अल्लाह और 
परकालीन दिवस पर ईमान लाती हैं तो 
अल्लाह ने जो कुछ उनके गर्भाशयों में 
पैदा कर दी है, उस को छिपाना उनके 
लिए उचित नहीं और इस परिस्थिति में 
यदि उनके पति सुधार चाहते हैं तो वे 
उन्हें वापस लेने के अधिक हक़दार हैं । 


|| पारः 2 
639 FS 9| “239 Zz 4४ ~ 


SSB SSIS Y 


SC) sls 7-५ 
02 Eas “:52 58 


CYSTS 
EE SYN Ia S 
Ole 


a rf डा bo” Rts Sd 4 DF यु 
Celt] (३-० | रे थे रु |9 
CS ३2 427 दाः fe 
2H Sg BMG 
रद्द 


7 


सूरः 2, अल-बक़र: 


और उन (स्त्रियों) का विधि के अनुसार 
(पुरुषों पर) उतना ही अधिकार है 
जितना (पुरुषों का) उन पर है । 
हालाँकि पुरुषों को उन पर एक प्रकार 
की प्रधानता भी है । और अल्लाह पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) परम विवेकशील 
है।229। (रुकू+> ) 

तलाक दो बार है । अतः (इसके बाद 
स्त्री को) या तो समुचित ढंग से रोक 
रखना होगा अथवा उपकार पूर्वक 
विदा करना होगा । और जो तुम उन्हें 
दे चुके हो उसमें से कुछ भी वापस 
लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं । 
सिवाय इसके कि वे दोनों डरें कि वे 
अल्लाह की (निर्धारित) सीमाओं का 
पालन नहीं कर सकेंगे और यदि तुम 
डरो कि वे दोनों अल्लाह की निर्धारित 
सीमाओं का पालन नहीं कर सकेंगे तो 
वह स्त्री (झगड़ा निपटाने के उद्देश्य 
से जो धन पुरुष के पक्ष में) छोड़ दे 
उसके बारे में उन दोनों पर कोई पाप 
नहीं । ये अल्लाह की निर्धारित 
सीमाएँ हैं, अत: उनका उल्लंघन न 
करो और जो कोई अल्लाह की 
सीमाओं का उल्लंघन करे तो वस्तुतः 
वही लोग अत्याचारी हैं ।230। 

फिर यदि वह (पुरुष) उसे तलाक दे दे 
तो इसके बाद उस के लिए पुनः उस 
पुरुष के निकाह में आना वैध नहीं होगा 
जब तक कि वह उसके सिवा किसी 
अन्य पुरुष से विवाह न कर ले । फिर 


|! पारः 2 


"52४८0 ४5635 
~ b द ~ AZ Cree >> w ed 
रह DIS, 5) Cy -) 


5 


न] 
yl lS 
EES Ms CSN 
PUEEE ERSTE eT 


53> da (०3 ERD 


७805-०५» कक is E 


सूरः 2, अल-बक़र: 


यदि वह (भी) उसे तलाक़ दे दे तो फिर 
उन दोनों का एक दूसरे की ओर लौटने 
पर कोई पाप नहीं, यदि वे यह धारणा 
रखते हों कि (इस बार) वे अल्लाह की 
(निर्धारित) सीमाओं का पालन कर 
सकेंगे। और ये अल्लाह की (निर्धारित) 
सीमाएँ हैं जिन्हें वह उन लोगों के लिए 
सुस्पष्ट रूप से वर्णन कर रहा है, जो 
ज्ञान रखते हैं ।23]| 

और जब तुम स्त्रियों को तलाक़ दो और 
वे अपनी निश्चित अवधि को पूरी कर लें 
(तो चाहो) तो तुम उन्हें विधि पूर्वक 
रोक लो अथवा (चाहो तो) समुचित ढंग 
से विदा करो । और तुम उन्हें कष्ट 
पहुँचाने के उद्देश्य से न रोको ताकि तुम 
उन पर अत्याचार कर सको । और जो 
भी ऐसा करे तो निश्चित रूप से उसने 
अपनी ही जान पर अत्याचार किया । 
और अल्लाह की आयतों को उपहास का 
पात्र न बनाओ और अल्लाह की उस 
नेमत को याद करो जो तुम पर है और 
जो उस ने तुम पर पुस्तक और तत्त्वज्ञान 
में से उतारा, वह उसके द्वारा तुम्हें 
उपदेश देता है । और अल्लाह का तक़वा 
धारण करो और जान लो कि अल्लाह 
प्रत्येक विषय का भली भाँति ज्ञान रखता 
है ।232। (रुकू न ) 

और जब तुम स्त्रियों को तलाक दो और 
वे अपनी अवधि पूरी कर लें तो उन्हें 
अपने (भावी) पतियों से विवाह करने से 
न रोको, जब वे समुचित ढंग से परस्पर 


|} पार; 2 
SESE Egle EE 


RSA AZ CE BS Ef 5 
Sis 40॥ Ce 
OV pS 
०१-०४ 29४ ५«२-२ 


yee ४७ SUNS EES 


rE SENTRY SC 
Sr 8254... ४5 Sins 
IE 6 Say : | 3x) 
Bal | वर 528 005 


Cl Goi 
SES ASS oS 


NACHOS SHE 
3) ESS 55४8 ७३.5८ 


६ \ 


सूरः 2, अल-बकरः 


इस बात पर सहमत हो जायें । यह 
उपदेश उसे किया जा रहा है जो तुम में 
से अल्लाह और परकालीन दिवस पर 
ईमान लाता है । ये तुम्हें अधिक नेक 
और अधिक पवित्र बनाने वाला उपाय है 
और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं 
जानते ।233। 

और माँएँ अपने बच्चों को पूरे दो साल 
दूध पिलायें, उस (पुरुष) के लिए जो 
दुग्धपान (की अवधि) को पूरा करना 
चाहता है । और जिस (पुरुष) का 
बच्चा है, उसके ज़िम्मे ऐसी स्त्रियों के 
खाद्य और वस्त्र (की व्यवस्था) 
समुचित ढंग से करना है । किसी जान 
पर उसकी शक्ति से बढ़कर बोझ डाला 
नहीं जाता। माँ को उसके बच्चे के 
सम्बन्ध में कष्ट न दिया जाये और न 
ही बाप को उसके बच्चे के सम्बन्ध में। 
और उत्तराधिकारी पर भी ऐसा ही 
आदेश लागू होगा । अतः यदि वे दोनों 
परस्पर सहमति और विचार-विमर्श से 
दूध छुड़ाने का निर्णय कर लें तो उन 
दोनों पर कोई पाप नहीं और यदि तुम 
अपनी संतान को (किसी और से) दूध 
पिलवाना चाहो तो तुम पर कोई पाप 
नहीं, बशर्तेकि तुम ने समुचित ढंग से 
जो कुछ (उन्हें) देना था, (उनके) 
सुपुर्द कर चुके हो । और अल्लाह का 
तक़वा धारण करो और जान लो कि जो 
तुम करते हो अल्लाह उस पर गहन 
दृष्टि रखने वाला है ।234| 


| पारः 2 
5८900 5 7 कर है asl ed [पक हुआ, 
bso SOS Fr Les 
SESE Np 
adr ais Sa 
OH ८३०० ०३८२2 2०-००) gs 
SO SERINE 
rs Es 
Y _&-४<-5४ 355 
५५७०७ ४5५७५ 3.6 ४ 
DJ कि gids 
es sls YLssGs 505 
SSO Cele CY 
Et ४५ 5९:४४! ee REY 
sl Co sh 7 


S ° 


~ 


& | sel 9 4| ) 925 |9 न 33 का 2 
SASS La 


सूरः 2, अल-बक़र: 


और तुम में से जो मृत्यु प्राप्त करें और 
पत्नियाँ छोड़ जाएँ तो वे (विधवाएँ) 
अपने आप को चार महीने और दस 
दिन तक रोके रखें । अतः जब वे 
अपनी (निश्चित) अवधि को पहुँच 
जायें तो फिर वे (स्त्रियाँ) अपने बारे में 
समुचित ढंग से जो भी करें, उस बारे 
में तुम पर कोई पाप नहीं और जो तुम 
करते हो अल्लाह उससे सदैव अवगत 
रहता है ।235| 
और इस बारे में तुम पर कोई पाप नहीं 
कि तुम (उन) स्त्रियों से विवाह के 
प्रस्ताव सम्बन्धी कोई इशारा करो या 
(उसे) अपने दिलों में छिपाये रखो । 
अल्लाह जानता है कि तुम्हें अवश्य 
उनका विचार आयेगा । परन्तु तुम कोई 
अच्छी बात कहने के सिवा उनसे गुप्त 
वादे न करना । और जब तक निर्धारित 
इद्त अपनी अवधि को न पहुँच जाये, 
निकाह करने का संकल्प न करो और 
जान लो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है 
अल्लाह उसकी जानकारी रखता है । 
अत: उस (की पकड़) से बचो और जान 
लो कि अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला 
(और) सहनशील है ।236| 

(रुकू) 
तुम पर कोई पाप नहीं कि यदि तुम 
स्त्रियों को तलाक दे दो जबकि तुम ने 
अभी उन्हें स्पर्श न किया हो अथवा अभी 
तुमने उनके लिए हक़ महर निश्चित न 
किया हो और उन्हें कुछ लाभ भी 


iE पारः 2 


23742 


०३०५३ 3 «५ TITLE SE 


IAS 
30056 ie a 


GB BSE 
ASO 3 


8284-४8 25: ६६४५ 
+ BR ee seats 
hz dx है 203 

लव A 52 


5 |» 9&5 () | Y) hs <9 eS 
Cel de lS Ys es 


2555७ :<- ICP 


6 OI र 06 | Sl (4 
Gs SSCEEGY 


~ नी 
& Ered कै 


७ ५ 2 दा rd RE ५ > i (2 


सूरः 2, अल-बक़र: 





पहुँचाओ । संपन्न व्यक्ति पर उसकी 
सामर्थ्य के अनुसार और निर्धन व्यक्ति 
पर उसकी सामर्थ्य के अनुसार अनिवार्य 
है । (यह) विधिसंगत कुछ माल- 
सामान हो। उपकार करने वालों पर तो 
(यह) अनिवार्य है ।237। 

और यदि तुम उन्हें स्पर्श करने से पूर्व 
तलाक़ दे दो जबकि तुम उनका हक़ 
महर निश्चित कर चुके हो, तो फिर जो 
तुम ने निश्चित किया है, उसका आधा 
(देना) होगा सिवाय इसके कि वे 
(स्त्रियाँ) क्षमा कर दे अथवा वह 
व्यक्ति क्षमा कर दे जिसके हाथ में 
निकाह का बंधन है । और तुम्हारा 
क्षमा कर देना तक़वा के अधिक निकट 
है और परस्पर उपकार (पूर्ण व्यवहार) 
को भूल न जाया करो । जो तुम करते 
हो, निःसन्देह अल्लाह उस पर गहन 
दृष्टि रखने वाला है ।238। 

(अपनी) नमाज़ों की सुरक्षा करो विशेष 
रूप से मध्यवर्ती नमाज़ की । और 
अल्लाह के समक्ष आज्ञापालन करते हुए 
खड़े हो जाओ ।239|* 

अतः यदि तुम्हें कोई भय हो तो चलते 
फिरते अथवा सवारी की अवस्था में ही 
(नमाज़ पढ़ लो) । फिर जब तुम 
निरापद्‌ (स्थिति) में आ जाओ तो फिर 
(उसी प्रकार) अल्लाह को याद करो 


\ 


oii 


$27 5 | 


8 रः 
52% २ 


eye] | 922 Ol E&) Iso 


pe Ys 5s) 


EOC 


PR A 


A 7 8 कक] 


FASB AS GE sis 
SL 40। 4553 | 


७६८ ञT 4 है, > \§ 
3b 0४४ 3 ४५ 5०५: 


6026 00755 





* अरबी शब्द सलातुल उस्ता (मध्यवर्ती नमाज़) का अर्थ साधारणतया अस्र की नमाज़ किया गया है। 
हालाँकि सलातुल उस्ता प्रत्येक वह नमाज़ है जो बिल्कुल काम-काज के बीच में पढ़नी पढ़े। 
व्यस्तता जितनी अधिक हो उस नमाज़ का महत्व उतना बढ़ जाता है । 





सूरः 2, अल-बकरः 


जिस प्रकार उसने तुम्हें सिखाया है, जो 
तुम (इससे पूर्व) नहीं जानते थे ।240। 
और तुम में से जो लोग मृत्यु प्राप्त करें 
और अपने पीछे पत्नियाँ छोड़ रहे हों, 
उनकी पत्तियों के पक्ष में यह वसीयत है 
कि वे (अपने घरों में) एक वर्ष तक लाभ 
उठायें और (उन्हे) न निकाला जाये । 
हाँ, यदि वे स्वयं निकल जायें तो जो वे 
अपने सम्बन्ध में स्वयं कोई समुचित 
निर्णय करें तो तुम पर कोई पाप नहीं 
और अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
परम विवेकशील है ।24]। 
और तलाक़शुदा स्त्रियों को भी 
विधिपूर्वक कुछ लाभ पहुँचाना है । 
(यह) मुत्तक्रियों पर अनिवार्य 
है।242| 
इसी प्रकार अल्लाह अपने चिल्लों को 
तुम्हारे लिए खोल-खोल कर वर्णन करता 
है ताकि तुम बुद्धि से काम लो ।243। 
(रुकू न ) 
क्या तुझे उन लोगों की सूचना नहीं 
मिली जो मृत्यु के भय से अपने घरों से 
निकले और वे हज़ारों की संख्या में थे । 
तो अल्लाह ने उन से कहा, तुम मृत्यु को 
स्वीकार करो । और फिर (इस प्रकार) 
उन्हें जीवित कर दिया । निश्चित रूप से 
अल्लाह लोगों पर बहुत कृपा करने वाला 
है परन्तु अधिकतर लोग (उसकी) 
कृतज्ञता प्रकट नहीं करते ।244। 


|] पारः 2 


~ sels | ०2 5 5 


EI Bt YS 


०३)-४ ३०२०५ < LSE 
3७८५ >७५३) ३३००५ Es 


ना ७ ना 


a 5 5 8 20000) 


6) 2 AS +~ 5५ ho + 2492 
oS yD 


br \ 


Ee + 32 = Ets BNL) Hk 20६ 


© Oe ENS 
Cl A BRC 0 
HF) ध; ss 
५ ह > 
sen al oo 
ह 3 र 9 | DD > 35 46s 
30490 sel eS al 

B93 Y 








: इस आयत में भी अरबी शब्द मूतू (तुम मृत्यु को स्वीकार करो) से अभिप्राय भौतिक मृत्यु नहीं है, 
क्योंकि आत्महत्या तो हराम है । इसी प्रकार कुरआन स्पष्ट रूप से बार-बार यह घोषणा करता+ 


सूरः 2, अल-बक़र: 


और अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो 
और जान लो कि अल्लाह बहुत सुनने 
वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने वाला 
है ।245। 


पारः 2 


WON 25% sc 8 ४555 
® oS |Z Re र ~ 


eed 


कौन है जो अल्लाह को उत्तम ऋण दे ।६-८। 54%, 2 ३2 ००; २ & 
है जो अल्लाह दे CLM 


ताकि वह उसके लिए उसे कई गुना 
बढ़ाये ? और अल्लाह (जीविका को) 
रोक भी लेता है और खोल भी देता 
है और तुम उसी की ओर लौटाये 
जाओगे ।246| 

क्या तू ने मूसा के बाद बनी इस्राईल के 
मुखिआओं का हाल नहीं देखा ? जब 
उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि 
हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर 
ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। 
उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 
यदि तुम पर युद्ध अनिवार्य कर दिया 
जाये तो तुम युद्ध न करो । उन्होंने 
कहा, आख़िर हमें हुआ क्या है कि 
अल्लाह के मार्ग में (हम) युद्ध न 
करें!! जबकि हमें अपने घरों से 
निकाल दिया गया है और अपनी 
संतान से अलग कर दिया गया है । 
अतः जब (अंततोगत्वा) उन पर युद्ध 
अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से 
कुछ एक के सिवा सभी ने पीठ फेर ली 
और अल्लाह अत्याचारियों को भली- 
भाँति जानता है ।247। 


है! >&$£ >>. हि eS red 
als i ७ Le | a] CTY 


6 
2 hes 4 Ue i h ~ ॐ 6 Es । ८ र 
“5 40 ५-3 si 


है + 


y 
ड ७ 


+< ise 

री कक 

न ना दी 4 2 MoS F27 ट ह a7 
Os | 9 Ls SUR 


Cet" id ++ 


2६55 OY 5 
*ed १... हट 
4६ ds [ क ve) yD 5 5 3 a 2४ 


DS 2 


Yds is 


~ ट + 


YEG uss 


~ ~ 
(2. 


OS 


~~ Ee bio Tz, 


Jl sg ss LS 


LE biz + > २७ CIE i § 587 
409 NS NS 


|] 
w 


5) Ce > 
NEY Ei \ 
~~ > 








«है कि जो लोग एक बार इस दुनिया से विदा हो जायेंगे वे दोबारा कभी इसमें लौटकर आ नहीं 
सकते । यहाँ मूतू शब्द से अभिप्राय अपने तामसिक आवेगों को मारना है । जैसा कि सूफीवाद का 
कथन है : मूतू क़ब ल अन तमूतू अर्थात मृत्यु आने से पूर्व तुम स्वयं ही मर जाओ । 





सूरः 2, अल-बक़रः |] पार: 2 
और उनके नबी ने उनसे कहा कि ,* ८; ६5|| | 24६.5 245065 

(०८ eo SI 
निश्चित रूप से अल्लाह ने तुम्हारे लिए FO 
तालूत को राजा नियुक्त किया है । #५५] 5 Gs ss) 


उन्होंने कहा कि उस को हम पर राजत्व 
करने का कैसे अधिकार मिल गया ? 
जबकि हम उसकी तुलना में राजत्व के 
अधिक हकदार हैं और उसे तो आर्थिक 
समृद्धि (भी) नहीं दी है। उस (नबी) ने 
कहा, निश्चित रूप से अल्लाह ने उसे तुम 
पर श्रेष्ठता प्रदान की है और उसे ज्ञान 
और शारीरिक अभिवृद्धि की दृष्टि से 
बढ़ोतरी दी गई है और अल्लाह जिसे चाहे 
अपना राज्य प्रदान करता है और अल्लाह 
समृद्धि प्रदान करने वाला (और) स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।248। 

और उनके नबी ने उनसे कहा कि उसके 
राजत्व का चिह्न यह है कि वह संदूक 
तुम्हारे पास आयेगा जिसमें तुम्हारे रब्ब 
की ओर से शांति होगी और (उस चीज़ 
का) अवशिष्टांश होगा जिसे मूसा के 
वंशज और हारून के वंशज ने (अपने 
पीछे) छोड़ा । उसे फ़रिश्ते उठाये हुए 
होंगे । यदि तुम ईमान रखते हो तो 
निश्चित रूपसे इसमें तुम्हारे लिए (एक 
बड़ा) चिह्न है ।249। (सुकून) 
अतः जब तालूत सेना लेकर निकला 
तो उसने कहा कि निःसन्देह अल्लाह 
एक नदी के द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने 
वाला है । अतः जिसने उस में से 
(पानी) पिया उसका मुझ से सम्बन्ध 
नहीं रहेगा और जिसने उसे (जी 


oi 407 SEES 
KIS Ces 2 
hb de Ci 


RR Zz 
5 ३ Bit CE कम re - 2५ SL 


~ 


OFS SO Ss 
ek / 205 <) & 5 SS Z हि 2८3 FR 
SGI SS 
LY Es Bu 
E ७७५५५ ४४2) 
॥ X le Fs x 3 & ८ es i; 


सूरः 2, अल-बक़र: 


भरके) नहीं पिया तो निःसन्देह वह 
मेरा है, सिवाय इसके जो एक-आध 
बार चुल्लू भर कर पी ले । तथापि 
गिनती के कुछ के सिवा उन में से 
अधिकतर ने उस में से पी लिया । 
अत: जब वह और वे भी जो उसके 
साथ ईमान लाये थे उस नदी के पार 
पहुँचे तो वे (अवज्ञाकारी) बोले कि 
आज जालूत और उसकी सेना से 
निबटने की हम में कोई शक्ति नहीं । 
(तब) उन लोगों ने, जो विश्‍वास 
रखते थे कि वे अल्लाह से मिलने वाले 
हैं, कहा कि कितने ही अल्पसंख्यक 
समुदाय हैं जो अल्लाह के आदेश से 
बुहसंख्यक समुदायों पर विजयी हो 
गये और अल्लाह धैर्य रखने वालों के 
साथ होता है ।250। 

अतः जब वे जालूत और उसकी सेना से 
मुठभेड़ के लिए निकले तो उन्होंने कहा, 
हे हमारे रब्ब ! हमें धैर्य प्रदान कर और 
हमारे पैरों को दृढ़ता प्रदान कर और 
काफिर लोगों के विरुद्ध हमारी सहायता 
कर ।25| 

अतः उन्होंने अल्लाह के आदेश से 
उन्हें पराजित कर दिया और दाऊद ने 
जालूत का वध कर दिया । और 
अल्लाह ने उसे राज्य और तत्त्वज्ञान 
प्रदान किये और जो चाहा उसे उसकी 
शिक्षा दी । और यदि अल्लाह की 
ओर से लोगों को एक दूसरे के हाथों 
बचाने का उपाय न किया जाता तो 


पारः 2 


० * 27% 


|g 5 os FY 


cfZ hb 


0 0 28 2089) 


EYE LACH 


OE 025४8 5 9४५ डी ४ 
BFS lis OH 


22359 ONL 3S 


F525 7 


(६55 ८५5 Sis EE 


kb 


SRST Es 


DE 


E55 CSL 28 


EVR CSI EEE IES 


Class ४०३५ है ट्र Eis 


DiS ४ 


UPVC sg sean) 


सूरः 2, अल-बक़रः II पारः 2 





धरती फ़साद से अवश्य भर जाती । ७४४०) CND 5550 6६१ ५ 
परन्तु अल्लाह समस्त लोकों पर बहुत 

कृपा करने वाला है ।252|* 

ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम ii SUE 
तेरे समक्ष सत्य के साथ पढ़ते हैं और RE है 


निःसन्देह तू पैग़म्बरों में से है ।253। CTA RISE 


ज 
\C$ 





: आयत सं. 248 से 252 तक को यदि ध्यान पूर्वक पढ़ा जाये तो ज्ञात होता है कि तालूत हज़रत 
दाऊद अलै. ही हैं, जिनका विरोधी जालूत था । अतः इन आयतों को क्रमशः पढ़ें तो आगे चल कर 
दाऊद ने जालूत का वध कर दिया उल्लेख है । अतः जिस जालूत का वर्णन है वह हज़रत दाऊद 
अलै. का शत्रु था, जिसे उन्होंने पराजित कर दिया । उनको इससे पहले दाऊद के नाम से सम्बोधित 
न करने का यह कारण प्रतीत होता है कि संभवतः इस विजय के उपरांत उन्हें नुबुव्वत और तत्त्वज्ञान 
प्रदान किया गया । जैसा कि आगे आयत में कहा गया और अल्लाह ने उसे राज्य और तत्त्वज्ञान 
प्रदान किये तत्त्वज्ञान से शरीअत (धर्म-विधान) विहीन नुबुव्वत होती है । 

















सूरः 2, अल-बक़र: 


ये वे रसूल हैं जिनमें से कुछ को हमने 
कुछ (अन्य) पर श्रेष्ठता दी । उनमें से 


कुछ वे हैं जिनसे अल्लाह ने (आमने- ध 


सामने) बात की और उनमें से कुछ को 
(कुछ अन्य से) पदवी में ऊँचा किया । 
और हम ने मरियम के पुत्र ईसा को 
खुले-खुले चिह्न दिये और रूह-उल- 
कुदुस के द्वारा उसका समर्थन किया । 
और यदि अल्लाह चाहता तो वे लोग 
जो उनके बाद आये, उनके निकट 
सुस्पष्ट चिह्न आने के बाद परस्पर मार- 
काट न करते। परन्तु उन्होंने (आपस 
में) मतभेद किया । अत: जो ईमान 
लाये वे उन्हीं में से थे और जो इनकार 
किये वे भी उन्हीं में से थे । और यदि 
अल्लाह चाहता तो वे परस्पर मार-काट 
न करते। परन्तु अल्लाह जो चाहता है 
वही करता है ।254। (रुकू ऊ?) 

हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! जो हमने 
तुम्हे दिया है उसमें से उस दिन के आने 
से पूर्व ख़र्च करो जिस में न कोई व्यापार 
होगा और न कोई मित्रता और न कोई 
सिफ़ारिश । और काफिर ही हैं जो 
अत्याचार करने वाले हैं ।255। 

अल्लाह ! उसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं, (वह) सदा जीवित 
रहने वाला (और) स्वयं प्रतिष्ठित है। 
उसे न तो ऊँघ आती है न नींद । 
आकाशों और धरती में जो कुछ है, 
उसी के लिए है। कौन है जो उसकी 
आज्ञा के बिना उसके समक्ष 


< | Lg re 9 >> )3 ०७-०० 


Ca SHG 
GE 


पारः 3 


lies LS oN 


~ | 
EEE DS 2५ ०७५०८ 


glz+ ME TE ५४ 


NCB 5 :४ 


Cd 


ES 


5 32 


4| £ Sy Ee 9 


a] Er 


& 655 gs YE 


PIER 


so.) & 945 | | 9] ९ i G 


AYES YI GES 
28 ids ४८७४८ ४ $ 


| 
Csaba) 


ISO YBN 


Gil 


सूरः 2, अल-बकरः 


सिफारिश करे ? जो उनके सामने है 
और जो उनके पीछे है वह (सब) 
जानता है । और जितना वह चाहे 
उसके सिवा वे उसके ज्ञान में से कुछ 
भी पा नहीं सकते । उसका साम्राज्य 
आकाशों और धरती पर व्याप्त है 
और उन दोनों की सुरक्षा उसे थकाती 
नहीं और वह अत्युच्च प्रतिष्ठा युक्त 
(और) बड़ा गौरवशाली है ।256| 

धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं । निश्चित 
रूप से हिदायत पथभ्रष्टता से खुलकर 
स्पष्ट हो चुकी है । अतः जो कोई शैतान 
का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान 
लाये तो निःसन्देह उसने एक ऐसे 
सशक्त कड़े को पकड़ लिया जिसका 
टूटना संभव नहीं । और अल्लाह बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।257।* 

अल्लाह उन लोगों का मित्र है जो ईमान 
लाये । वह उनको अन्धकारों से प्रकाश 
की ओर निकालता है और वे लोग 
जिन्होंने इनकार किया, उनके मित्र 


]} पारः 3 
ls [| 3 ५०2०६ 4 pee 2 tr ES or 
Le (४ (4५ ०१००३ = 
CoN 22 ८9 FEY 
~ > [moore रद x of7 त हः ~ ई 22 
3835 ६०००० ३२०४३ CoN 
FE] | 


ड 478 5% २५ > * Ks ZINN 
GNESI DGS) 
ERT ES 
ठ 5 oo EC दल ककल हूड जात ४ 0 

_ FE FF ie K 
ONE FLY 


ei 


~ > ठ | 287 I~ 9 | ड zz 
Roi GSE EE 
2 A 


EES है| ~ र pe SE 
Goss sc 


५४ or न्य US} pe AAT 3 

शैतान हैं । वे उनको प्रकाश से ७-९2५ sal ०-७८: 3| 
अन्धकारों की ओर निकालते हैं । यही (८ ८5[<]7 i Fe 5. 
लोग आग वाले हैं, वे उसमें लम्बी , | i 
अवधि तक रहने वाले हैं ।258। ट्‌ Osi 25 J 


(रुकू =) 








: इस आयत में बलपूर्वक किसी का ईमान बदलने की बिल्कुल मनाही है । आयतांश ला इक्रा ह 
फ़िद्दीन का अर्थ धर्म के विषय में लेश मात्र ज़बरदस्ती उचित नहीं । हाँ, जिस पर सच्चाई खुल जाये, 





उसका उदाहरण तो ऐसा है कि जिसने सशक्त कड़े पर हाथ दिया है । वह हाथ काटा तो जा सकता 
है परन्तु उस कड़े से पृथक नहीं किया जा सकता । 


सूरः 2, अल-बक़र: 


क्या तूने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया 
जिसने इब्राहीम से उसके रब्ब के बारे ५ 
में इस लिए झगड़ा किया कि अल्लाह ६ 
ने उसे राजत्व प्रदान किया था । जब 
इब्राहीम ने कहा, मेरा रब्ब वह है जो 
जीवित करता है और मारता भी है । 
उसने कहा, मैं (भी) जीवित करता हूँ 
और मारता हूँ । इब्राहीम ने कहा, 
निःसन्देह अल्लाह सूर्य को पूर्व से 
लाता है, तू उसे पश्चिम से ले आ, 
तो वह व्यक्ति जिसने इनकार किया 
था, भौचक रह गया और अल्लाह 
अत्याचारी लोगों को हिदायत नहीं 
देता ।259|" 

अथवा फिर उस व्यक्ति के उदाहरण (पर 
तूने ध्यान दिया ?) जिस का एक बस्ती 
से गुज़र हुआ, जबकि वह अपनी छतों के 
बल गिरी हुई थी । उसने कहा, अल्लाह 
इसके उजड़ने के बाद इसे कैसे बसायेगा? 
तो अल्लाह ने उसे एक सौ वर्ष तक मृत्यु 
(जैसी अवस्था में) डाल दिया । फिर उसे 
उठाया (और) पूछा, तू (इस अवस्था में) 
कितना समय रहा है? उसने कहा, मैं 
एक दिन या दिन का कुछ भाग रहा हूँ । 
उस ने कहा, बल्कि तू सौ वर्ष रहा है । 
अतः तू अपने खाद्य और पेय को देख कि 
वे गले-सड़े नहीं और अपने गधे की ओर 


(9 Cel) | fs | (५२७ ४ 

EEG 592 ७ ६ 7० >>४४ 
| he \§ [cs 8857 , 242 uke 
SGT ५2525. 
AS geil Es 


oo 


LEIS ५ ४ «८ 
PoE ००७ 72५ 2५ 








ate 
Oy 


हज़रत इब्राहीम अलै. का प्रतिपक्षी सूर्य को खुदा मानता था । आप अलै. की तर्कशैली यह थी कि 


आप अलै. ने कहा कि सूर्य को अपने अधीन कर के दिखाओ । मेरा ख़ुदा तो उसे पूर्व से निकालता है, 
तू उसे पश्चिम से लाकर दिखा । इस पर वह भौचक रह गया । क्योंकि वह अपने धर्म के विरुद्ध दावा 





भी नहीं कर सकता था । 


सूरः 2, अल-बक़र: I पारः: 3 


भी देख । यह (प्रदर्शन) इसलिए है ताकि 5८55 CEP Ce Bl is, 
हम तुझे लोगों के लिए एक चिह्न बना दें । rudy ns ६ 
और हड्डियों की ओर देख कि किस प्रकार TB ERD 


उनको उठाते हैं उन बे ~~ +b jo 5 ५५2. 
हम उनको उठाते हैं और उन पर माँस 222 0055 Lene 


चढ़ा देते हैं । अत: जब उस पर बात खुल i kz MATE 
SS 5 र A Pe SE > % | 

गई तो उसने कहा, मैं जान गया हूँ कि £८9 a ESC) 

अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे, CRC 


स्थायी सामर्थ्य रखता है ।260 
और (क्या तूने उस पर भी ध्यान 5. ६:९} ८“) NE i]; 
दिया?) जब इब्राहीम ने कहा, हे मेरे , i fg CN Sg: 4 5 हर 
रब्ब मुझे दिखला कि तू मुर्दों को कैसि। ८५५७ ८2 5-90७ \_ 94) 
जीवित करता है । उसने कहा, क्या तू ६ > 4४८५ RT 
ईमान नहीं ला चुका ? उस ने कहा, JG poss 
क्यों नहीं । परन्तु इसलिए (पूछा है) 5:८४ “728 ०0८2 
ताकि मेरा दिल संतुष्ट हो जाये । उस 4228 46 7 tats ck 
(अल्लाह) ने कहा, तू चार पक्षी पकड़ ८४८६० ०७०2०:३ ९ 
ले और उन्हें अपने साथ सिधा ले । फिर £ 25६६४ 220 EE 
उनमें से एक-एक को प्रत्येक पहाड़ पर € र bss 
छोड़ दे । फिर उन्हें बुला, वे शीघ्रता 
पूर्वक तेरी ओर चले आयेंगे । और जान 
ले कि अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
परम विवेकशील है ।26]|"* 

(रुकू -क) 


: इस आयत से ऐसा प्रतीत होता है और व्याख्याकारों ने भी यही व्याख्या की है कि एक व्यक्ति को 
अल्लाह ने सौ वर्ष तक के लिए मृत्यु दे दी । फिर सौ वर्ष पश्चात उसे जीवित किया तो उसका खाद्य 
और पेय तथा उसका गधा आदि सब ठीक-ठाक थे । यह बिल्कुल असंगत व्याख्या है जो कुरआन 
का अपमान है । इस आयत से केवल यही अभिप्राय है कि एक रात की नींद में उस व्यक्ति को आने 
वाले सौ वर्ष में घटित होने वाली घटनाएँ दिखाई गई । परन्तु जब उसकी आँख खुली तो अल्लाह ने 
उसे कहा, देख ! तेरा गधा उसी प्रकार है और खाद्य भी उसी प्रकार तरो-ताज़ा है जैसा रात को रखा 
गया था । 

९ इस आयत के सम्बन्ध में भी भाष्यकारों ने भ्रामक कल्पना की है कि हज़रत इब्राहीम अलै. को 
आदेश दिया गया था कि चार पक्षी पालो, फिर उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके उत्तर, दक्षिण, पूर्व+ 














सूरः 2, अल-बक़र: 


जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना धन 
खर्च करते हैं उनका उदाहरण ऐसे बीज 
सदृश हैं जो सात बालियाँ उगाता हो । 
प्रत्येक बाली में सौ दाने हों और अल्लाह 
जिसे चाहे (इससे भी) बहुत बढ़ा कर 
देता है । और अल्लाह प्राचुर्य प्रदान 
करने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।262। 

वे लोग जो अपने धन को अल्लाह के 
रास्ते में खर्च करते हैं, फिर जो वे खर्च 
करते हैं उसका उपकार जताते हए 
अथवा कष्ट पहुँचाते हुए पीछा नहीं 
करते, उनका प्रतिफल उनके रब्ब के 
पास है और उन्हें कोई भय नहीं होगा 
और न वे दु:खी होंगे ।263। 

अच्छी बात कहना और क्षमा कर 
देना ऐसे दान से अधिक उत्तम है 
जिसके पीछे कोई कष्ट आ रहा हो । 
और अल्लाह निस्पृह (और) 
सहनशील है ।264। 

हे लोगो जो ईमान लाये हो ! अपने दान 
को उपकार जता कर अथवा कष्ट देकर 
उस व्यक्ति के सदृश नष्ट न करो जो 
अपना धन लोगों को दिखाने के लिए 
खर्च करता है और न तो अल्लाह पर और 


]f पारः 3 
(253 07 torn 0 000 5 
BEBE ES 

ere (4 3८८ ६5: ४०४2 


५2 ~दह 


> 


~. 


है | z+ 2 $ (rf 


— 


dG laos < 537 


ब्रा 2 
° 


> ys ६; | 945 | L Osc Y 


६५ 


3०००३ ~~) Le Fe | bes) 


od 
~ >>. ० 2 ~ 
9~ 6 


ER) 


SESS NESE 


SONG EEG GMs 


+ Fe शा A yy] fx te bo 
> Y (१८5 AUG (5 52 Yel 





«और पश्चिम में थोड़ा-थोड़ा रख दो । फिर उन को बुलाओ तो वे आ जायेंगे । अरबी शब्दकोश इस 
प्रकार का अर्थ करने की कदापि अनुमति नहीं देता । आयतांश सुर हुन्न इलैक में सुर शब्द की 
क्रिया सौरन्‌ धातु से बनी है जिस का अर्थ है आकृष्ट करना । अतः आयतांश का अर्थ है उन्हें 
अपनी ओर आकृष्ट करो, उन्हें अपने साथ सिधा लो । कई विद्वानों ने कहा है कि सुर हुन्न इलैक का 
अर्थ है उन्हें आवाज़ देकर अपनी ओर बुलाओ । (मुफूरदात इमाम रागिब रहि.) अतः इसी प्रकार जो 
आत्मायें अल्लाह से अनुरक्त होना चाहती हैं, जब अल्लाह उन्हें आवाज़ देता है तो वे तुरन्त उसकी 


की ओर वापस लौट आती हैं । 





सूरः 2, अल-बकरः 


न अन्तिम दिवस पर ईमान रखता है । 
अतः उसका उदाहरण एक ऐसे चट्टान के 
सदृश है जिस पर मिट्टी (की परत) हो । 
फिर उस पर मुसलाधार वर्षा हो तो उसे 
चटियल बना दे । जो कुछ वे कमाते हैं 
उसमें से किसी चीज़ पर वे कोई 
अधिकार नहीं रखते और अल्लाह काफिर 
लोगों को हिदायत नहीं देता ।265। 

और जो लोग अपने धन को अल्लाह की 
प्रसन्नता चाहते हुए और अपनों में से 
कइयों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए 
खर्च करते हैं, उनका उदाहरण ऐसे 
उद्यान सदृश है जो उच्च स्थान पर स्थित 
हो और उस पर तेज़ वर्षा हो तो वह 
बढ़-चढ़ कर अपना फल दे, और यदि 
उस पर तेज़ वर्षा न हो तो ओस ही 
पर्याप्त हो । और जो तुम करते हो 
अल्लाह उस पर गहन दृष्टि रखने वाला 
है |266| 

क्या तुम में से कोई पसन्द करेगा कि 
उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक 
बाग़ हो, जिसके दामन में नहरें बहती 
हों । उसके लिए उसमें प्रत्येक प्रकार के 
फल हों । इसी प्रकार उस पर बुढ़ापा आ 
जाए जबकि उसके बच्चे अभी कमज़ोर 
(और छोटे) हों । तब उस (बाग़) पर 
एक बवंडर चल पड़े जिस में आग (की 
ताप) हो, फिर वह जल जाये । इसी 
प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपने 
(चिह्न) खूब स्पष्ट करता है ताकि तुम 
सोच-विचार करो ।267। (रुकू +?) 


[| पारः 3 


~ +A 


Cod pe PAREN pH SC CE 
“plese 
SU he 555४ ४ 

OO Fs Vas 


FES SN Osi FSH 


GESUSLS PH HES 
Moles Bsns El) 
OAS OSs 0४5 


SOSA Sy 
C2 BS PC 


BSS ७४ 


PLE seed it 
tT 
ह्‌ (9) 03S 


सूरः 2, अल-बक़र: 


हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! जो कुछ 
तुम कमाते हो उसमें से और जो हमने 
तुम्हारे लिए धरती में से निकाला है, 
उसमें से भी पवित्र वस्तुओं को खर्च करो 
और (अल्लाह के रास्ते में) खर्च करते 
समय उसमें से ऐसे अपवित्र वस्तु का 
इरादा न किया करो कि जिसे तुम 
(अपने लिये) कदापि स्वीकार करने 
वाले न हो, सिवाए इसके कि तुम 
(अपमान के भय से) उससे अनदेखा कर 
लो और जान लो कि अल्लाह निस्पृह 
(और) अति प्रशंसनीय है ।268। 

शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है और 
तुम्हें अश्लीलता का आदेश देता है । 
जबकि अल्लाह तुम्हें अपनी ओर से क्षमा 
और कृपा का वचन देता है और अल्लाह 
प्राचुर्य प्रदान करने वाला (और) स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।269| 

वह जिसे चाहता है तत्त्वज्ञान प्रदान 
करता है और जिसे तत्त्वज्ञान दिया जाये 
तो निश्चित रूप से उसे अत्यधिक भलाई 
प्रदान किया गया और बुद्धिमानों के सिवा 
कोई उपदेश ग्रहण नहीं करता ।270। 

और खर्च करने योग्य वस्तुओं में से जो 
भी तुम खर्च करो अथवा किसी प्रकार की 
कोई मन्नत मानो तो निःसन्देह अल्लाह 
उसे जानता है और अत्याचारियों के लिए 
कोई सहायक नहीं ।27। 

यदि तुम दान को प्रकट करो तो यह 
भी अच्छी बात है और यदि तुम उन्हें 
छिपाओ और अभावग्रस्तों को दो तो 


[| पारः 3 


XR 57 


Gobi HET 
C | 2 ॥ | की ~ per Ek ना 


4 5] 99% 6 BRB 
as ob sO 
oi EE 


SS ALS yar 
4.4 5 32०5 ><- i sii 
ess YS 
८७% ८5 TEs 
GSES Gl 
७०० (क॥ 73 9 565६ 


8) 5 Cas MEG) 
Fe Sill sy sss 


सूरः 2, अल-बकरः 


यह तुम्हारे लिए उत्तम है और वह 
(अल्लाह) तुम्हारी बहुत सी बुराइयाँ 
तुम से दूर कर देगा और जो तुम करते 
हो अल्लाह उससे सदा अवगत रहता 
है ।272। 

उनको हिदायत देना तेरा दायित्व नहीं, 
परन्तु अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत 
देता है और जो भी धन तुम खर्च करो तो 
वह तुम्हारे अपने ही हित में है जबकि 
तुम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के 
सिवा (कभी) खर्च नहीं करते और जो 
भी तुम धन में से खर्च करो वह तुम्हें 
भरपूर वापस कर दिया जाएगा और तुम 
पर कदापि कोई अत्याचार नहीं किया 
जाएगा ।273| 

(यह खर्च) उन अभावग्रस्तों के लिए है 
जिन्हें अल्लाह के रास्ते में घेर दिया गया 
है (और) वे धरती में चलने फिरने की 
शक्ति नहीं रखते । एक अज्ञान 
(उनकी) याचना न करने (की 
अभ्यास) के कारण उन्हें धनवान 
समझता है । (परन्तु) तू उनके लक्षणों 
से उन्हें पहचानता है । वे लोगों से पीछे 
पड़ कर नहीं माँगते और जो कुछ धन में 
से तुम खर्च करो तो अल्लाह उसको 
भली-भाँति जानता है ।274। 

(रुकू -5-) 
वे लोग जो अपने धन रात को भी 
और दिन को भी, छिप कर भी और 
खुले-आम भी खर्च करते हैं, तो 
उनके लिए उनका प्रतिफल उनके 


| पारः 3 


Frei 2 Bre -> के 27 i 7 bs 2 


SI ~ Pee 72% ७५3 

577% ES ~ 2525 Ix RIS Cee 4 
(52-६२ ४) Foe TOU Rg 
iS 32 lis 63 fT 


RIS 


fa | >) Oss [pe 9 SYS 


¢ “ई की 5 3500४ 3 ~ 
5 Ne sa G3 al “> 


75 +8 ~ 22 


50 ०-० ७४ rN RH Vad 
sl oe 

fs Ge 2, 
per un et Be 
40005 i ialiGs Gull 


द 2 


Wp 


०२02 


र Biles, 


Fe Nu SE] 
| ab 55 


सूरः 2, अल-बकरः 


रब्ब के निकट है और उन्हें कोई भय 


नहीं होगा और न वे दुःखित & 


होंगे।275। 

वे लोग जो ब्याज खाते हैं वे उसी प्रकार 
खड़े होते हैं जैसे वह व्यक्ति खड़ा होता है 
जिसे शैतान ने (अपने) स्पर्श से भौचक 
कर दिया हो । यह इसलिए है कि उन्होंने 
कहा, निश्चित रूप से व्यापार ब्याज ही 
के सदृश है । जबकि अल्लाह ने व्यापार 
को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया है। 
अत: जिसके पास उसके रब्ब की ओर से 
उपदेश आ जाये और वह रुक जाये तो 
जो पहले हो चुका वह उसी का रहेगा 
और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है । 
और जो कोई पुनः ऐसा करे तो यही लोग 
ही आग वाले हैं । वे उसमें लम्बे समय 
तक रहने वाले हैं ।276। 

अल्लाह ब्याज को मिटाता है और दान 
को बढ़ाता है और अल्लाह प्रत्येक बड़े 
कृतघ्न (और) महापापी को पसंद नहीं 
करता ।277। 

निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाये और 
नेक कर्म किये और उन्होंने नमाज़ को 
क़ायम किया और ज़कात दी, उनके 
लिए उनका प्रतिफल उनके रब्ब के 
निकट है और उन्हें कोई भय नहीं होगा 
और न वे दुःखित होंगे ।278। 

हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! अल्लाह 
से डरो और यदि तुम (वस्तुतः) मोमिन 
हो तो ब्याज में से जो बाकी रह गया है 
छोड़ दो ।279| 


SF 3 JL 


{| पारः 3 


%z Jig le SZ ह ऊ ~ Es ७” 


xX 4 227 


६ ( 69 Oo > 
Yor NOEs 
eM SL GNIS 


SES HE Ls is 
|> N53 5 > 5) 


46 ६७४५८ 5:34 ४० ssi 
३ ०3 ab ०.०9 I BR 


2 


द्र ~ 27 


x 7b 52.2 ५ RZ el x 
|9 LNG 25D %.०; 
54 (0८2, रद हि हू 


G7 


Cabal sla cal 8 


Ais NS sas 
SSE 2g seis 
® 65 र) ४३ 


&/5355450॥ +8॥ RHE 
oe ISON MES 


सूरः 2, अल-बकरः 


और यदि तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह 
और उसके रसूल की ओर से युद्ध की 
घोषणा सुन लो । और यदि तुम 
प्रायश्चित करो तो तुम्हारे मूल धन 
तुम्हारे ही रहेंगे । न तुम अत्याचार 
करोगे, न तुम पर अत्याचार किया 
जाएगा ।280| 

और यदि कोई अभावग्रस्त हो तो 
(उसे) सम्पन्नता प्राप्ति तक छूट देनी 
चाहिए और यदि तुम कुछ ज्ञान रखते 
हो तो तुम दान (स्वरूप मूलधन को 
भी छोड़) दो तो यह तुम्हारे लिए बहुत 
अच्छा है ।28| 

और उस दिन से डरो जिस में तुम 
अल्लाह की ओर लौटाये जाओगे । फिर 
हर जान को जो उसने कमाया पूरा-पूरा 
दिया जाएगा और उन पर अत्याचार 
नहीं किया जाएगा ।282। (रुकू +7) 

हे लोगो जो ईमान लाये हो ! जब 
तुम एक निश्चित अवधि तक के 
लिए ऋण का आदान प्रदान करो तो 
उसे लिख लिया करो । और चाहिए 
कि तुम्हारे बीच लिखने वाला न्याय 
पूर्वक लिखे और कोई लिपिक लिखने 
से इनकार न करे । अतः वह लिखे, 
जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है और 
वह व्यक्ति लिखवाये जिस के ज़िम्मे 
(दूसरे का) देय है, और अपने रब्ब 
अल्लाह का तक़वा धारण करे, और 
उसमें से कुछ भी कम न करे । अतः 
यदि वह व्यक्ति जिसके ज़िम्मे (दूसरे 


|| पारः 3 


ARATZ हर 


ay PS | 3b | ३०००० oY E 
EE NESEY 


OOF OEY TE 


AEST FELIS 


AR” 5% 


है Adladseses Gis 


छ 57 2K re 5 Tf 
Cr A os] A CR rl 
lo a es 


pe 


£ 


कक 
Dd Z 
rd 


SE 
6 Ys JSS 


\ a रः हि 


सूरः 2, अल-बकरः 


का) देय है, ना-समझ हो अथवा 
दुर्बल हो अथवा लिखवाने से असमर्थ 
हो तो उसका संरक्षक (उसका 
प्रतिनिधित्व करते हए) न्याय पूर्वक 
लिखवाये । और अपने पुरुषों में से 
दो को साक्षी ठहरा लिया करो । और 
यदि दो पुरुष उपलब्ध न हों तो एक 
पुरुष और दो स्त्रियाँ जिन्हें तुम 
चाहो, साक्षी ठहरा लो । (यह) 
इसलिए (है) कि उन दो स्त्रियों में से 
यदि एक भूल जाये तो दूसरी उसे 
याद करवा दे । और जब साक्षियों 
को बुलाया जाये तो वे इनकार न 
करें और (लेन-देन) चाहे छोटा हो 
या बड़ा, उसे उसकी निश्चित अवधि 
तक (अर्थात संपूर्ण अनुबंधन) लिखने 
से न उकताओ । तुम्हारी यह 
कार्यशैली अल्लाह के निकट अत्यन्त 
न्यायसंगत ठहरेगी और साक्ष्य 
स्थापित करने के लिए ठोस प्रमाण 
होगा, और इस बात के अधिक 
निकट होगा कि तुम सन्देहों में न 
पड़ो । (लिखना अनिवार्य है) सिवाय 
इसके कि वह हाथों-हाथ व्यापार हो 
जिसे तुम (उसी समय) आपस में 
ले-दे लेते हो, इस अवस्था में उसे 
नहीं लिखने से तुम पर कोई पाप 
नहीं । और जब तुम कोई (लम्बा) 
क्रय-विक्रय करो तो साक्षी ठहरा 
लिया करो । और लिपिक को तथा 
साक्षी को (किसी प्रकार का कोई) 


|! पार: 3 
Yes ssc lake 
ih ४ 02 Dl Ee 
LAR ५८-४५ 
WEISS ADE ५55 
HINGE 
HENCE] 

TH 0 ४४ ५ » NE) 
Fol, losses) 
3595 MONKS 3S 
MINUTE YEP 
eC Ol SE 
EES 8 552: 8555० 


Gs (६ 205 /| 
en | Sf’ {NEF ७757० 
०) ३ oes 3१५८-2७ 3 2 ४३ 


सूरः 2, अल-बक़र: 


कष्ट न दिया जाये। यदि तुम ने ऐसा 
किया तो निश्चित रूप से यह तुम्हारे 


|] पार; 3 


ils i, 5: ५५5 


लिए बड़े पाप की बात होगी । और 8:22, 5८6) ahs 


अल्लाह से डरो, जबकि अल्लाह ही 
तुम्हें शिक्षा देता है और अल्लाह 
प्रत्येक विषय का भली-भाँति ज्ञान 
रखता है ।283| 

और यदि तुम यात्रा पर हो और तुम्हें 
लिपिक न मिले तो बंधक के रूप में 
कोई वस्तु ही सही क़ब्ज़ा में ले लो। 
अतः यदि तुम में से कोई किसी दूसरे 
के पास अमानत रखे तो जिस के 
पास अमानत रखवाई गई है उसे 
चाहिए कि वह उसकी अमानत को 
अवश्य वापस करे और अपने रब्ब 
अल्लाह का तक़वा धारण करे । और 
तुम साक्ष्य को न छिपाओ और जो 
कोई भी उसे छिपायेगा तो निश्चित 
रूप से उसका दिल पापी हो जाएगा 
और जो तुम करते हो अल्लाह उसे 
भली-भाँति जानता है ।284। 

(रुकू +7) 
जो कुछ आकाशों में है और जो 
धरती में है, अल्लाह ही का है 
और जो तुम्हारे दिलों में है चाहे तुम 
उसे छिपाओ या प्रकट करो, अल्लाह 
उसके बारे में तुम से हिसाब लेगा । 
अत: वह जिसे चाहेगा क्षमा कर देगा 
और जिसे चाहेगा अज़ाब देगा और 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह 
चाहे स्थायी सामर्थ्यं रखता है ।285। 


on. 0 ७902» CANN 
San) (2 | & E 4.० 9.25 IRS 
EECA EN Este 


£ 
बट 77% 


577 bez prs « (| 
(9 9 | os Ys 2 


८,205 ४ Ei 
©} yesYIGL MG La 


ली अंदर, 


it Fig 
९ 9 >५ ७२०४८ SY 
# 32० ix 4 

5 ~ 


lass 
seis FES 


सूरः 2, अल-बक़रः 


रसूल उस पर ईमान ले आया जो उसके 
रब्ब की ओर से उस की ओर उतारा गया 
और मोमिन भी । (उन में से) हर एक 
अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और 
उसकी पुस्तकों पर और उसके रसूलों पर 
(यह कहते हुए) ईमान ले आया कि हम 
उसके रसूलों में से किसी के बीच प्रभेद 
नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि हमने 
सुना और हमने आज्ञापालन किया । हे 
हमारे रब्ब ! हम तुझ से क्षमा याचना 
करते हैं और (हमें) तेरी ओर ही लौट 
कर जाना है ।286। 

अल्लाह किसी जान पर उसकी शक्ति 
से बढ़कर बोझ नहीं डालता । जो 
उसने कमाया उसके लिए है और जो 
उसने (बुराई) अर्जित की उसका 
दुष्परिणाम भी उसी पर है । हे हमारे 
रब्ब ! यदि हम भूल जायें अथवा 
हमसे कोई अपराध हो जाए तो हमारी 
पकड़ न कर । और हे हमारे रब्ब ! 
हम पर ऐसा बोझ न डाल जैसा हमसे 
पहले लोगों पर (उनके पापों के 
परिणाम स्वरूप) तू ने डाला । और हे 
हमारे रब्ब ! हम पर कोई ऐसा बोझ 
न डाल जो हमारी शक्ति से बढ़कर 
हो। और हम से ढिलाई बरत और हमें 
क्षमा कर दे और हम पर दया कर । 
तू ही हमारा संरक्षक है 

काफ़िर लोगों के विरुद्ध हमें सहायता 
प्रदान कर ।287। (रुकू ~) 


| पारः 3 


Se 


9 
Piss रा 
€ DT 9 
4-० 9 


जी 


५ 

SETI 

४:४४ 
pI 

Cy SESE Se 


G+ 3 
25 विष 


INES 
Ys Ss ८45२०: 

Solo UUSls Ee MOUS 
del ols 
Yess 


CELT] 


CLs 3 2 


OAL 
| sel 9 (६८ iels FREE 
(05 0०८५ Ces 


£ 


ES 5 ड i ८३ 
Se SI 


{$ 


3- सूरः आले इम्रान 


यह सूरः हिजरत के तीसरे वर्ष अवतरित हुई । बिस्मिल्लाह सहित इसकी 20॥ 
आयें हैं । 

इस सूरः में सूरः अल फ़ातिह: में वर्णित तीसरे गिरोह ज़ाललीन (पथभ्रष्टों) का 
विशेष रूप से उल्लेख किया गया है । इस पहलू से ईसाई धर्म का आरंभ, हज़रत मरियम 
का जन्म और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारिक जन्म का वर्णन किया गया है । 
हज़रत मरियम अलैहस्सलाम के साथ अल्लाह तआला का जो असाधारण दया और 
कृपापूर्ण बर्ताव था और जिस प्रकार अल्लाह तआला परोक्ष रूप से उन्हें जीविका प्रदान 
करता था, उसका भी इस सूरः में वर्णन मिलता है । मालूम होता है कि हज़रत मरियम 
अलैहस्सलाम की पवित्रता को देख कर ही हज़रत ज़करिया अलै. के मन में पवित्र संतान 
प्राप्ति की उत्कट इच्छा जगी थी । 

इस सूरः में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों का भी इस रंग में उल्लेख 
मिलता है कि बाइबिल पढ़कर दिल में जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, उन सब का कुरआन 
करीम ने चमत्कारों की वास्तविकता का वर्णन करते हुए खंडन कर दिया है । इस सूरः में 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की स्वभाविक मृत्यु की भी चर्चा की गई है । 

इस सूरः में यहदियों की प्रतिज्ञा के मुक़ाबले पर नबियों की प्रतिज्ञा का उल्लेख 
मिलता है, जो सब नबियों से ली गई थी, जिस का सार यह है कि यदि तुम्हारे पश्चात 
अल्लाह के ऐसे रसूल पैदा हों, जो तुम्हारी नेक शिक्षाओं की पुष्टि करने वाले और उनका 
पालन करने वाले हों तो तुम्हारी जाति के लिए उनकी सहायता करना अनिवार्य है । यह 
वह प्रतिज्ञा है जिसका सूरः अल अहज़ाब में भी वर्णन है और यही प्रतिज्ञा हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ली गई थी । 

इस सूरः में अनेक विषयों के साथ-साथ अर्थदान के सिद्धांत का भी उल्लेख हुआ है 
और कहा गया कि जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में उसे खर्च न करो जिस से तुम प्रेम 
करते हो और जो तुम्हें अच्छा लगे, तब तक तुम्हारा दान स्वीकार्य नहीं हो सकता । 

इस सूरः में बद्र युद्ध के समय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उस 
चमत्कारिक विजय का भी उल्लेख है जिस के पश्चात इस्लाम की विजय यात्रा आरंभ 
होती है । इसी प्रकार उहद युद्ध का भी वर्णन है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 
कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हुए किस प्रकार सहाबा रज़ि. भेड़ बकरियों की भाँति 
मारे गये, परन्तु उन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का साथ नहीं छोड़ा। 

LAGOA 


सूरः 3, आले इम्रान 











र जद भर भर भ 3६ : 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
अनल्लाहु आ'लमु : मैं अल्लाह सबसे 
अधिक जानने वाला हूँ ।2। 

अल्लाह ! उसके सिवा और कोई उपास्य 
नहीं । सदा जीवित रहने वाला (और) 
स्वयं प्रतिष्ठित है ।3। 

उसने तुझ पर सत्य के साथ पुस्तक 
उतारी है, उसकी पुष्टि करती हुई जो 
उसके सामने है । और उसी ने तौरात 
और इजील को उतारा है ।4। 

इससे पहले, लोगों के लिए हिदायत के 
रूप में और उसी ने फुर्क़ान उतारा । 
निस्संदेह वे लोग जिन्होंने अल्लाह की 
आयतों का इनकार किया उनके लिए 
कठोर अज़ाब (निश्चित) है । और 
अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
प्रतिशोध लेने वाला है ।5। 

निस्सन्देह अल्लाह वह है जिस पर धरती 
या आकाश में स्थित कोई वस्तु छिपी 
नहीं रहती ।6। 

वही है जो तुम्हें गर्भाशयों में जैसे रूप में 
चाहे ढालता है । उसके सिवा कोई 
उपास्य नहीं, पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
परम विवेकशील है ।7। 

वही है जिसने तुझ पर पुस्तक उतारी 
उसी में से मुहकम (निश्चायक) आयतें 





+ 


GEIS 
८८ 240 22॥ 528 5 2.08) 


7 23% + Fs & 


०. ०५००५ 


SF 


© ~ (७8४) 9 ° 5 288] |9 


NGS 
SNE 


~ 


OAS lB MLIY A 


हर 
» 


£ || 42 CFC HEE 7_ ‘fz 
Ea SHEET SIs 35 


सूरः 3, आले इम्रान |] पार: 3 


मुतशाबिह (अनेकार्थक) हैं । अतः वे दा 
लोग जिन के दिलों में टेढ़ापन है वे (2-४ 95 

फ़साद करने की इच्छा से उसका भावार्थ ५१.2६ i हद 
करते हुए उसमें से उसका अनुसरण करते... ER Rd 


हैं, जो पुस्तक के मूल हैं और कुछ अन्य ~ £| ५. .५5| ‰ CF RRC 
है| 


हैं जो मुतशाबिह है । हालाँकि अल्लाह ६, Eos sss 
और परिपक्व ज्ञानियों के सिवा कोई... _ 220९० ३९५ ८ 
उसका भावार्थ नहीं जानता । वे कहते हैं॥* ०३३४ -:-१ 9 ०१०० 5 «| 
हम इस पर ईमान ले आए, सब हमारे 5-५. F ड ‘६ 
रब्ब की ओर से है और बुद्धिमान 5 ए कली 
व्यक्तियों के सिवा कोई शिक्षा ग्रहण नहीं os 
करता ।8।* 


हे हमारे रब्ब ! हमें हिदायत देने के बाद. & ५८६455] 4246 56 ह SY 
हमारे दिलों को टेढ़ा न होने दे । और : 

हमें अपनी ओर से कृपा प्रदान कर । 284 
निस्संदेह तू ही महादानी है ।9। Os) 
हे हमारे रब्ब ! निस्संदेह तू लोगो को ८८ 7५ ४ »४॥॥&9५६ <४ 

उस दिन के लिए एकत्रित करने वाला है. , , 

जिसमें कोई संदेह नहीं । निस्संदेह {ईँ 0१७५०-2५5५ ४4/0 
अल्लाह वचन भंग नहीं करता ।।0। 

(रुकू -7) 

वे लोग जिन्होंने इनकार किया उनके धन 74:८ (३-४ 6 | < RN 
और उनकी संतान अल्लाह के मुक्राबिले + Ey mid Nes 
पर उनके किसी काम नहीं आएंगे और * ~ was 
यही लोग आग का ईधन हैं ।।।। O33 asl 5 
फ़िरऔन की जाति की कार्यशैली की 


र RRR Sissi 
{ति और उन लोगों की भाँति जो 





: कुरआन करीम की कुछ आयतें इस अर्थ में मुहकम हैं कि उनके किसी प्रकार से गलत अर्थ किए ही 
नहीं जा सकते । परन्तु कुछ मुतशाबिह आयतों के भावार्थ में यह संदेह रहता है कि उनके ग़लत अर्थ 
न निकाल लिए जाएँ । यदि मुहकम आयतों को ओर उस ग़लत भावार्थ को लौटाया जाए तो मुहकम 
आयतें उसको नकार देती हैं | इसी कारण उनको उम्मुल किताब (पुस्तक का मूल) कहा गया । 


सूरः 3, आले इम्रान 


उनसे पहले थे । उन्होंने हमारी आयतों 
को झुठला दिया तो अल्लाह ने उनके 
पापों के कारण उनको पकड़ लिया 
और अल्लाह दंड देने में अत्यन्त कठोर 
है ।2| 

जिन्होंने इनकार किया उनसे कह दे कि 
तुम अवश्य पराजित किए जाओगे और 
नरक की ओर इकट्रे ले जाए जाओगे और 
वह बहुत बुरा ठिकाना है ।।3। 

निस्संदेह उन दो गिरोहों में तुम्हारे लिए 
एक बड़ा चिह्न था, जिनकी मुठभेड़ हुई । 
एक गिरोह अल्लाह के लिए लड़ रहा था 
और दूसरा काफ़िर था । वे उन्हें भौतिक 
दृष्टि से अपने से दुगना देख रहे थे और 
अल्लाह जिसे चाहे अपनी सहायता के 
साथ समर्थन देता है । निस्संदेह इसमें 
ज्ञान-दृष्टि रखने वालों के लिए अवश्य 
एक बड़ी सीख है ।।4। 

लोगों के लिए स्वभाविक रूप से पसन्द 
की जाने वाली चीज़ें यथा :- स्त्रियों 
और संतान और ढेरों-ढेर सोने चाँदी 
और विशेष चिह्न अंकित किये गये घोड़ों 
और चौपायों तथा खेतियों का प्रेम सुन्दर 
करके दिखाया गया है । यह सांसारिक 
जीवन का अस्थायी सामान है और 
अल्लाह वह है जिस के पास बहुत उत्तम 
लौटने का स्थान है ।।5। 

तू कह दे कि क्या मैं तुम्हें इन से उत्तम 
वस्तुओं की सूचना दूँ ? उनके लिए जो 
तक़वा अपनाते हैं उनके रब्ब के पास 
ऐसे बाग्रान हैं जिनके दामन में नहरें 


{| पारः 3 


easel Clues BOC 


IPAM EELS 


fP >+> (६००० 
©» [5 | UNS ~ 0! | 


SN 02758 ५७5 ४४) ८४४३ 
TE 2८४५ OS 
ALN UES Aids 8) 
5h EEG ENS 


Ouse ihls El 


a 


4 2 ¢, + ह {5५ ५८ Bess A द 
Ki SN (४ >>० ९ 
OR ~~ > 7 rs > (७ 
(ड़ 


5 > Fg ह 4 7 2 ७४८८२ > ६ 
र So — SD ~ | 335 | 
~ Ph 


सूरः 3, आले इम्रान 


{| पारः 3 





बहती हैं । वे उनमें सदा रहने वाले हैं 
और (उनके लिए) पवित्र किए हुए जोड़े 
हैं और अल्लाह की ओर से प्रसन्नता है । 
और अल्लाह भक्तों पर गहन दृष्टि रखने 
वाला है ।।6। 

(यह उन लोगों के लिए है) जो कहते हैं, 
हे हमारे रब्ब ! निस्संदेह हम ईमान ले 
आए । अत: हमारे पाप क्षमा कर दे और 
हमें आग के अज़ाब से बचा ।।7। 

(ये बागान उनके लिए हैं) जो धैर्य रखने 
वाले हैं और सच बोलने वाले हैं और 
आज्ञापालन करने वाले हैं और ख़र्च करने 
वाले हैं तथा प्रातःकाल क्षमायाचना 
करने वाले हैं ।।8। 

अल्लाह न्याय पर स्थित होकर गवाही 
देता है कि उसके अतिरिक्‍त और कोई 
उपास्य नहीं और फ़रिश्ते और ज्ञानी 
जन भी (यही गवाही देते हैं) । 
उसके सिवा कोई उपास्य नहीं, पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) परम विवेकशील 
है ।।9| 

निश्चित रूप से धर्म अल्लाह के निकट 
इस्लाम ही है । और उन लोगों ने जिन्हें 
पुस्तक दी गई उन्होंने केवल परस्पर 
विद्रोह करते हुए मतभेद किया, जबकि 
उनके पास ज्ञान आ चुका था । और जो 
अल्लाह की आयतों का इनकार करता है 
तो निस्संदेह अल्लाह हिसाब (लेने) में 
बहुत तेज़ है ।20। 

अतः यदि वे तुझ से झगड़ा करें तो कह 
दे कि मैं तो अपना ध्यान विशुद्ध रूप से 


द 9) | > (3 _ 2:2० » 


८-3५ 


FOES 


CN 3२2३ २ a 
७ 2७०५४ & NSS 


Gs TAYE INE) 


Dd 


CE +“ > {57 [a 
RETR EE 


सूरः 3, आले इम्रान 


अल्लाह की इच्छा के अधीन कर चुका 
हूँ और वे भी जिन्होंने मेरा अनुसरण 
किया । और जिन्हें पुस्तक दी गई उन्हें 
और उन अज्ञानियों से भी कह दे कि 
क्या तुम इस्लाम स्वीकार कर लिये हो? 
अतः यदि वे इस्लाम स्वीकार कर लिये 
हैं तो निस्संदेह वे हिदायत पा चुके और 
यदि वे पीठ फेर लें तो तुझ पर केवल 
(संदेश) पहुँचाना अनिवार्य है । और 
अल्लाह भक्तों पर गहन दृष्टि रखने 
वाला है ।2।। (रुकू [7 ) 

निस्संदेह वे लोग जो अल्लाह की आयतों 
का इनकार करते हैं और नबियों का 
अकारण घोर विरोध करते हैं और लोगों में 
से उनका भी घोर विरोध करते हैं जो न्याय 
का आदेश देते हैं । तू उन्हें पीड़ाजनक 
अज़ाब का समाचार दे दे ।22।* 

यही वे लोग हैं जिनके कर्म इहलोक में 
और परलोक में भी नष्ट हो गए । और 
उनके कोई सहायक नहीं होंगे ।23। 

क्या तूने उनकी ओर नज़र नहीं दौड़ाई 
जिन्हें पुस्तक में से एक भाग दिया गया 
था । उन्हें अल्लाह की पुस्तक की ओर 
बुलाया जाता है ताकि वह उनके बीच 
फैसला करे, फिर भी उनमें से एक पक्ष 
पीठ फेर कर चला जाता है और वे 
विमुख होने वाले होते हैं ।24। 

(उनकी) यह दशा इस लिए है कि 
उन्होंने कहा कि हमें गिनती के कुछ दिन 


| | पारः 3 
CSN STOO ens 
5 [kes AE pos शक gl sYl9 
EEE BH HO 5 ।$::5| 
| OSC Asal 


OS 3 LOH) 


SHE FF BO 
SS _४४॥८०-७-०॥५ 5524: 


OP 

GHG 2४८25 Es 

OR rg SS 
ESPs] <| 

NSS 


~~ bo (92 2 ८ है, 2 yD 


(9 (० १०«० )-१ 


Wieser 08 05 





२६ अरबी शब्द क़तल का अर्थ घोर विरोध और सामाजिक बहिष्कार के भी हैं । (लिसान-उल-अरब) 


सूरः 3, आले इम्रान 


के सिवा आग कदापि नहीं छुएगी, और 
जो वे झूठ बोला करते थे उसने उनको 
उनके धर्म के विषय में धोखे में डाल 
दिया ।25। 

अतः क्या दशा होगी उनकी जब हम 
उन्हें एक ऐसे दिन के लिए एकत्रित 
करेंगे जिसमें कोई संदेह नहीं और प्रत्येक 
जान को जो उसने कमाया उसका पूरा 
प्रतिफल दिया जाएगा और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा ।26। 

तू कह दे हे मेरे अल्लाह ! राज्य के 
अधिपति ! तू जिसे चाहे सत्ता प्रदान 
करता है और जिससे चाहे सत्ता छीन 
लेता है । और तू जिसे चाहे सम्मान 
प्रदान करता है और जिसे चाहे 
अपमानित कर देता है । भलाई तेरे 
हाथ ही में है । निस्संदेह तू हर चीज़ 
पर जिसे तू चाहे, स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।27। 

तू रात को दिन में प्रविष्ट करता है और 
दिन को रात में प्रविष्ट करता है और तू 
मुर्दा से ज्जिन्दा निकालता है और ज़िन्दा 
से मुर्दा निकालता है । और तू जिसे 
चाहता है बे-हिसाब जीविका प्रदान 
करता है ।28। 

मोमिन, मोमिनों को छोड़ कर काफ़िरों 
को मित्र न बनाएँ और जो कोई ऐसा 
करेगा तो वह अल्लाह से बिल्कुल कोई 
सम्बंध नहीं रखता । सिवाए इसके कि 
तुम उनसे पूरी तरह सतर्क रहो और 
अल्लाह तुम्हें अपने आप से सावधान 


| | पारः ३ 
(2 5 +2 (3 5 i DE हि ७ 


®) G37 ।55 E 


5 | El 


727 gs द FR Posies 
० gas iS 


Cab (2५० Se ChE 39°43 


~ 0 


OLY Bs 


ENG HAE ls 


2 
w 
2 
ॐ] CIEE O52 5८% 
न ¢ Cr 9s ( ~ 9 


SINE HANDS ES 
~) 0 < Es 9 
CS) CaS NES 


zz 


@ D> Ny क 


° [| i, ८.5 « «५० 
EON Oss SY 


Ser (9 Ce 3 | VEEN 


सूरः 3, आले इम्रान 


करता है और अल्लाह ही की ओर लौट 
कर जाना है ।29। 
तू कह दे, जो तुम्हारे सीनों में है चाहे 
तुम उसे छिपाओ या प्रकट करो अल्लाह 
उसे जान लेगा । और वह जानता है जो 
आसमानों में है और जो धरती में है । 
और अल्लाह हर चीज़ पर जिसे वह चाहे 
स्थायी सामर्थ्य रखता है ।30। 
जिस दिन प्रत्येक जान, जो भी नेकी 
उसने की होगी उसे अपने सामने 
उपस्थित पाएगी और उस बुराई को भी 
जो उसने की होगी । वह इच्छा करेगी 
कि काश ! उसके और उस (बुराई) के 
मध्य बहुत दूर का फ़ासला होता । और 
अल्लाह तुम्हें अपने आप से सावधान 
करता है । हालाँकि अल्लाह भक्तों से 
बहुत दया पूर्वक पेश आने वाला है ।3।। 
(रुकू उ) 
तू कह दे यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो 
तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुमसे प्रेम 
करेगा और तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा और 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।32| 
तू कह दे अल्लाह का और रसूल का 
आज्ञापालन करो । फिर यदि वे मुँह फेर 
लें तो अल्लाह काफ़िरों को निश्चित रूप 
से पसन्द नहीं करता ।33। 
निस्संदेह अल्लाह ने आदम और नूह और 
इब्राहीम के वंशज तथा इम्रान के वंशज 
को समग्र जगत के मुक़ाबले पर चुन 
लिया ।34। 


२९ 33 


RS SRI 3 | 90) CES SY | 6 ८ 


Cd 827 7: 


पार; 3 


OFS 


~ ~ 


od 


Ed 
(६४४ ८६9० ५९ | 5 
56 5 


od 


Bifsdlls BLES 
hi 

पर Ox 

है ba Or 

AHS I 52 5 40 ><- ८2 

Oo) sa) 

5) EEE 

> oe DO (७ 

७&8>#०८-२२४4॥८)४ 

A ~ iis ड & 

eds ४ isi 


Ciel 


Z 2 


Ores 


~ # 2 


oD > 


| 


~ 


सूरः 3, आले इम्रान 


उनमें से कुछ, कुछ की संतान में से हैं 
और अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।35। 

जब इम्रान की एक स्त्री ने कहा, हे मेरे 
रब्ब ! जो कुछ भी मेरे पेट में है निस्संदेह 
उसे मैंने (संसार के झमेलों से) मुक्त 
करते हए तुझे भेंट कर दिया । अतः तू 
मुझ से स्वीकार कर ले । निस्संदेह तू ही 
बहुत सुनने वाला (और) बहुत जानने 
वाला है ।36। 

फिर जब उसने उसे जन्म दिया तो उसने 
कहा हे मेरे रब्ब ! मैंने तो पुत्री को जन्म 
दिया है । जबकि अल्लाह बेहतर जानता 
है कि उसने किसे जन्म दिया था और नर 
मादा की भाँति नहीं होता और (उस 
इम्रान की स्त्री ने कहा) मैंने इसका नाम 
मरियम रखा है, और मैं इसे और इसकी 
संतान को धुतकारे हुए शैतान से तेरी 
शरण में देती हूँ ।37।* 

अतः उसके रब्ब ने उसे अच्छी प्रकार से 
स्वीकार कर लिया और उसका उत्तम 
ढंग से पालन-बर्धन किया और 
ज़करिया को उसका अभिभावक 
ठहराया । जब कभी भी ज़करिया ने 
उसके पास मेहराब (उपासना-कक्ष) में 
प्रवेश किया तो उसने उसके पास कोई 


|} पारः 3 


20 ८ V Da (६-०2 427 र & ०६ 
री 9 


Nos ~ 


SII | अं क 


CoD Cd 


Ea ase 
ALN EN EK) Ge 


alo ene NE bg 
CN (६5355 ONES IE 


(264 स्ट Sou SIA i 
PES 
TE 


CESIES ER 





: जब इम्रान की स्त्री ने अपने हाँ पैदा होने वाली बच्ची (हज़रत मरियम) के विषय में कहा कि यह तो 
लड़की है हालाँकि मैंने अल्लाह से लड़का माँगा था । अल्लाह तआला उत्तर देता है कि, अल्लाह 
भली-भाँति जानता है कि लड़का और लड़की अलग-अलग होते हैं । परन्तु यह लड़की जो तुम्हें 
प्रदान की गई है, यह साधारण लड़कियों की भाँति नहीं है इसमें अल्लाह तआला ने यह क्षमता रख 
दी है कि बिना दांपत्य सम्बन्ध के इसका बच्चा पैदा हो सकता है । 


सूरः 3, आले इम्रान 


भोजन पाया । उसने कहा हे मरियम ! 
तेरे पास यह कहाँ से आता है ? उसने 
(उत्तर में) कहा यह अल्लाह की ओर से 
है । निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है 
बिना हिसाब के जीविका प्रदान करता 
है ।38| 
इस अवसर पर ज़करिया ने अपने रब्ब 
से दुआ की, हे मेरे रब्ब ! मुझे 
अपनी ओर से पवित्र संतान प्रदान 
कर । निस्संदेह तू बहुत दुआ सुनने 
वाला है ।39। 
अतः फ़रिश्तों ने उसे आवाज़ दी जबकि 
वह मेहराब में खड़ा उपासना कर रहा 
कि अल्लाह तुझे यहया की 
खुशखबरी देता है जो अल्लाह की एक 
महान वाक्य की पुष्टि करने वाला होगा 
और वह सरदार और अपने अन्तःकरण 
की पूरी सुरक्षा करने वाला, और 
सदाचारियों में से एक नबी होगा ।40। 
उसने कहा हे मेरे रब्ब ! मेरा कैसे पुत्र 
होगा जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ गया है 
और मेरी पत्नी बांझ है । उसने कहा 
इसी प्रकार अल्लाह जो चाहता है करता 
है ।4।| 
उसने कहा हे मेरे रब्ब ! मेरे लिए कोई 
चिह्न निश्चित कर दे । उसने कहा तेरा 
चिह्न यह है कि केवल इशारों के 
अतिरिक्त तू तीन दिन लोगों से बात न 
करे और अपने रब्ब को बहुत अधिकता 
से याद कर और शाम को और सुबह को 
उसका गुणगान कर ।42। (रुकू उ+ ) 


) | पार; 3 


~Z 


fe 
2 ed ५ 
श्र +e 


नी 


® i 2 5 
OEE 


E 


है हे कट AIEEE) < दि [4 ३५ 


~ 


ESS ola 


22 CIR ~ ww Se es 6 w ~ 
63 Cok) > “| | ~ w | 


WAST SE GGA 
YEEISE SIGs 
LE ESRC AC 
HAGE RS KS SNS 
५ SEY 


सूरः 3, आले इम्रान 


और जब फरिश्तों ने कहा, हे मरियम ! 
निस्संदेह अल्लाह ने तुझे चुन लिया है 
और तुझे पवित्र कर दिया है और तुझे 
समग्र जगत की स्त्रियों पर श्रेष्ठता प्रदान 
की है ।43। 

हे मरियम ! अपने रब्ब की आज्ञाकारिणी 
हो जा और सजद: कर और झुकने वालों 
के साथ झुक जा ।44। 

यह अदृष्ट समाचारों में से है जो हम तेरी 
ओर वहइ कर रहे हैं और तू उनके पास 
नहीं था जबकि वे इस विषय पर पर्ची डाल 
रहे थे कि उनमें से कौन मरियम का भरण- 
पोषण करेगा और तू उनके पास नहीं था 
जब वे (इस विषय में) झगड़ रहे थे ।45। 
जब फ़रिश्तों ने कहा हे मरियम ! 
निस्संदेह अल्लाह तुझे अपनी ओर से एक 
पवित्र कलिमा का शुभ-समाचार देता है 
जिसका नाम मरियम का पुत्र ईसा मसीह 
होगा । (जो) इहलोक और परलोक में 
प्रतिष्ठित और (अल्लाह के) निकटस्थों 
में से होगा ।46।* 

और वह लोगों से पालने में और अधेड़ 
आयु में भी बातें करेगा और पाकबाज़ों 
में से होगा ।47। 


FE पारः 3 


ANSE Ns 


Libs ss 
Ol 2.3 

४5) 9052%&/ 9-2 ) i 
OS NE 

ig ys <5 
SION gS ES Gg 
RS Eg CEST | 
OO oe 


|] ~ 
w w 


40 (४) | >*२ 


NN 


नी 


नल 


५ PTS \ ै। ० 
OE He 3522S 
~ rf Ys कक हे ~ US} न RZ 
SEDC 32७०३» ५४) > 2 53 


(9 Cola) > w 
N77 





: यहाँ कलिमा (वचन) से अभिप्राय अल्लाह तआला का कुन (हो जा) कहना है परन्तु ईसाइयों की 
ओर से यह अर्थ किया जाता है कि केवल मसीह अल्लाह के कलिमा थे, शेष सारे नबी उनसे कमतर 
थे । वे बाइबिल की इस आयत से तर्क देते हैं कि “आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ 
था और वचन परमेश्वर था (युहन्ना ।:) कुरआन करीम इसका ज़ोरदार खण्डन सूर: अल कहफ़ 
के अन्त में करता है कि अल्लाह तआला के तो इतने कलिमे हैं कि यदि समुद्र सियाही बन जाए और 
उसी प्रकार के और समुद्र भी आ जाएँ तो अल्लाह तआला के कलिमे समाप्त नहीं हो सकते । अतः 
कलिमा के ग़लत अर्थ निकाल कर हज़रत मसीह अलै. को मनुष्य से ऊँचा दिखाया गया है । 


alate 
CO 


इस आयत की एक व्याख्या यह की जाती है कि वह पालने में भी बात किया करता था और नबी+ 


सूरः 3, आले इम्रान 


उस ने कहा हे मेरे रब्ब ! मुझे कैसे 
बेटा होगा, जबकि किसी मनुष्य ने 
मुझे नहीं छुआ । उसने कहा इसी 
प्रकार अल्लाह जो चाहता है पैदा 
करता है । जब वह किसी बात का 
निर्णय कर ले तो उसे केवल यह कहता 
है कि “हो जा तो वह होने लगता है 
और हो कर रहता है ।48। 

और वह उसे पुस्तक और तत्त्वज्ञान 
और तौरात और इंजील की शिक्षा 
देगा ।49। 

और वह बनी इख्राईल की ओर रसूल 
होगा (यह संदेश देते हुए) कि मैं 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की ओर से 
एक चिह्न ले कर आया हूँ कि मैं 
तुम्हारे लिए मिट्टी से पक्षियों के रूप 
में पैदा करूंगा । फिर मैं उसमें 
फुँकूँगा तो (साथ ही) वह अल्लाह 
के आदेश से पक्षी (अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक पक्षी) बन जाएगा । 
और मैं जन्म-जात अंधे और 
श्वेतकुष्ठ रोगियों को आरोग्य प्रदान 
करूँगा और मैं अल्लाह के आदेश से 
(आध्यात्मिक) मुर्दो को ज़िदा करूँगा 
और मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम क्या 
खाओगे और अपने घरों में क्या 
इकट्ठा करोगे । यदि तुम ईमान लाने 


७8 FSS 
YC EC EERE 
ट Re 2720४ 
SEY 
ci कल बा | As >> 
BG) (४६४०-७६ 353 
GEG Ss Gb ss 


aE (90228 2 5S 
Eri AoE ss 
DLS NLS 
IERIE AC Ee 





«होने का दावेदार था । यदि ऐसी बात होती तो यहूदी उसका बचपन में ही वध कर देते । वास्तव 
में पालने में वह अपने स्वप्न बताता था तथा पालने में खेलने वाले छोटे बच्चे अच्छे स्वप्न देख भी 
सकते हैं और सुना भी सकते हैं । परन्तु नुबुव्वत उनको अधेड़ आयु में ही प्रदान की गई और उस 


CSR] 


समय यहूदियों ने विरोध आरम्भ कर दिया । 


सूरः 3, आले इम्रान 


वाले हो तो निस्संदेह इसमें तुम्हारे 
लिए एक बड़ा चिह्न है ।50|" 

और उसके सत्यापक के रूप में आया हूँ 
जो तौरात में से मेरे सामने है ताकि मैं 
उन चीज़ों में से जो तुम्हारे लिए हराम 
कर दी गई थीं कुछ तुम्हारे लिए हलाल 
घोषित कर दूँ । और मैं तुम्हारे रब्ब की 
ओर से तुम्हारे पास एक (बड़ा) चिह्न 
लेकर आया हूँ । अतः अल्लाह का 
तक़वा अपनाओ और मेरा आज्ञापालन 
करो ।5]। 

निस्संदेह अल्लाह मेरा भी रब्ब है 
और तुम्हारा भी रब्ब है । अतः उसी 
की उपासना करो (और) यही 
सन्मार्ग है ।52। 

अतः जब ईसा ने उनमें इनकार (का 
रुझान) अनुभव किया तो उसने कहा, 
कौन अल्लाह की ओर (बुलाने में) मेरे 
सहायक होंगे ? हवारियों ने कहा हम 
अल्लाह के सहायक हैं, हम अल्लाह पर 
ईमान ले आए हैं और तू गवाह रह कि 
हम आज्ञाकारी हैं ।53। 

हे हमारे रब्ब ! हम उस पर ईमान ले 
आए जो तूने उतारा और हमने रसूल का 


4) ६ ei (3४,25४ 2a 
Sef SSNs 
है! Pr ७ 2545 www ट FC ~ 


OY bls 
CU 7 ७2:2० oe 5 ¢ 
ls 2345७6039} 42000) 


© हि. “किक मत रहा 


3 ...*, > Dd 
5S rR पे 


ESOS HS 2६५ se STE 
PERSIE NINES 
७४४ 50 3505: 


आप 


Ce 


दवा 


dole ot OEE 





ats 
eo 


इस आयत में सारी बातें व्याख्या के योग्य हैं । मिट्टी को फूंक कर उड़ने वाला पक्षी बना देना इस 


बात की उपमा है कि हज़रत मसीह अलै. की फूँक से संसारिक लोग आध्यात्मिक ऊँचाइयों में उड़ान 
भरने लगे । इसी प्रकार जन्म-जात श्वेतकुष्ठ रोगी और अंधे वे लोग हैं, जिनके मन कोढ़ ग्रस्त हों 
और कुछ न देख सकें जैसा कि कुरआन करीम की अधिकांश आयतों से पता चलता है कि अंधों से 
अभिप्राय भौतिक अंधे नहीं बल्कि दिल के अंधे हैं । मुर्दो को जिन्दा करने से भी यही अभिप्राय है कि 
आध्यात्मिक मुर्दो को आध्यात्मिक जीवन प्रदान किया जाए । मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम क्या 
खाओगे से अभिप्राय संभवतः खान-पान की शिक्षा है और यह वर्णन किया गया है कि हज़रत ईसा 
अलै. अपनी जाति को निर्देश दिया करते थे कि क्या चीज़ खाओ और किस चीज़ से बचो । 


सूरः 3, आले इम्रान 


अनुसरण किया । अतः हमें (सत्य की) 
गवाही देने वालों में लिख दे ।54। 

और उन्होंने (अर्थात्‌ मसीह के इनकार 
करने वालों ने भी) योजना बनाई और 
अल्लाह ने भी योजना बनाई और 
अल्लाह योजना बनाने वालों में सर्वोत्तम 
है ।55। (रुकू नु) 

जब अल्लाह ने कहा हे ईसा ! निस्संदेह 
मैं तुझे मृत्यु देने वाला हूँ और अपनी 
ओर तेरा उत्थान करने वाला हूँ और 
तुझे उन लोगों से निथार कर अलग 
करने वाला हूँ जो काफ़िर हुए, और उन 
लोगों को जिन्होंने तेरा अनुसरण किया 
है, उन लोगों पर जिन्होंने इनकार किया 
है क़यामत के दिन तक प्रभुत्व प्रदान 
करने वाला हूँ । फिर मेरी ही ओर 
तुम्हारा लौट कर आना है जिसके बाद 
मैं तुम्हारे बीच उन बातों का फैसला 
करूँगा जिनमें तुम मतभेद किया करते 
थे |56।* 

अतः जहाँ तक उन लोगों का सम्बन्ध है 
जिन्होंने इनकार किया, तो उनको मैं इस 
लोक में भी और परलोक में भी कठोर 
अज़ाब दूँगा और उनके कोई सहायक 
नहीं होंगे ।57। 

और वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए तो उनको वह उनके भरपूर 


{| पारः 3 


|) 
~ 2 हु ( (65 ७ 
€9 ()२२८७<२ | ॐ Co 


22% 2% 772g Zz 
> | AA | A 
f 2 Fe ।२ | 
8. ¢ ORS) 


3} 
OB Ess Bs 
४०:८6 5 EE ss 
EE UES 2०४ 
HS SS 2५ ES 

00 


AEE) 


Beis 
Ag Gs ४3 YING 5 


ORS? 


Saba 9055 ol ४3 


E 
6 


bd 
५ 


डी 





४६. यहाँ मुतवफ़्फ़ीका (मैं तुझे मृत्यु देने वाला हूँ) पहले आया है और राफ़िउका (अपनी ओर तेरा 
उत्थान करूँगा) बाद में आया है । यद्यपि राफ़िउका शब्द से अभिप्राय दर्जेका बढ़ना होता है परन्तु 
जो ज़िद करते हैं कि इससे सशरीर उत्थान करना अभिप्राय है उनके विरुद्ध यह मज़बूत तर्क है कि 
पहले मृत्यु हुई, बाद में उठाए गए, अतः प्रमाणित हुआ कि यहाँ आध्यात्मिक उत्थान अभिप्रेत है । 


सूरः 3, आले इम्रान 


प्रतिफल देगा और अल्लाह अत्याचारियों ७४.४! IE 4 


को पसन्द नहीं करता ।58। 

यह है वह जिसे हम आयतां और 
तत्त्वज्ञान पूर्ण अनुस्मरण में से तेरे सामने 
पढ़ते हैं ।59। 

निस्संदेह ईसा का उदाहरण अल्लाह के 
निकट आदम के उदाहरण के समान है । 
उसे उस ने मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे 
कहा कि हो जा तो वह होने लगा 
(और हो कर रहा) ।60।_ 

(निश्चित रूप से यह) तेरे रब्ब की ओर 
से सत्य है । अतः तू संदेह करने वालों में 
से न बन ।6। 

अतः जो तुझ से इस विषय में तेरे पास 
ज्ञान आ जाने के बाद भी झगड़ा करे तो तू 
कह दे, आओ हम बुलायें अपने पुत्रों को 
और तुम्हारे पुत्रों को भी और अपनी 
स्त्रियों को और तुम्हारी स्त्रियों को भी और 
(हम) अपने आप को और तुम अपने आप 
को भी । फिर हम मुबाहलः करें” और 
झूठों पर अल्लाह की ला'नत डालें ।62। 
निस्संदेह यही सच्चा वर्णन है और 
अल्लाह के सिवा और कोई उपास्य नहीं। 


{| पारः 3 


जी 7b, RZ a £] 9४ री दर 
als 2B) ag 4 

>> 88! ~ ew १54 ~ eds Er ied | 
3 9 ८२ | (£ र 24 54४28 


~ 
~~ & 
©) 


५2६० fl BAT ६2८ al ASIP | 


OE ९ IEE DE 
USL NSS PH 


~ उ Tf YG Ee rf {~ EE 
~? 2 a 


~ Gy 94 CT न 
Gee GEES 


+ 


(८-85 SF SESE 


~ 


5८2] ८०५ NESE cd ब्द ~ 5 2 HE 
CSS sl 9 
(9 दः > क ॥| हा uk ¢ | 
o> ~ 


4 | 


Haas GL BG 





* हज़रत आदम अलै. के साथ हज़रत ईसा अलै. का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि हज़रत आदम 
अलै. भी आरम्भ में अल्लाह तआला के वाक्य कुन (हो जा) के परिणाम स्वरूप मिट्टी से पैदा हुए थे। 
इस के बावजूद आप अलै. मनुष्य ही थे । हज़रत ईसा अलै. भी ख़ुदा तआला के वाक्य कुन के 
फलस्वरूप पैदा हुए हैं | इसलिए आप भी मनुष्य ही हैं । 
यहाँ कुन फ़यकून (हो जा तो वह होने लगा) से मनुष्य जन्म के आरम्भ की ओर संकेत है और 
तात्पर्य यह है कि जब अल्लाह तआला ने मनुष्य को पैदा करने का इरादा किया तो कहा “हो जा तो 
वह होने लगा और उसके लिए निश्चित था कि वह अपनी सृष्टि की पूर्णता को प्राप्त होने तक होता 


रहे । 


*# अर्थात एक दूसरे के विरुद्ध अमंगल की दुआ करें । 


सूरः 3, आले इम्रान 


और निस्संदेह अल्लाह ही पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) परम विवेकशील है ।63। 


फिर यदि वे मुँह फेर लें तो अवश्य (जान & Ori SE 


लो कि) अल्लाह उपद्रवियों को भली- 
भाँति जानता है ।64। (रुकू उशु) 

तू कह दे हे अहले किताब ! उस बात 
की ओर आ जाओ जो हमारे और 
तुम्हारे बीच सांझी है कि हम अल्लाह 
के सिवा किसी की उपासना नहीं 
करेंगे और न ही किसी चीज़ को 
उसका साझीदार ठहराएँगे और हम में 
से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के 
सिवा रब्ब नहीं बनाएगा। अत: यदि 
वे फिर जाएँ तो तुम कह दो कि 
गवाह रहना कि निश्चित रूप से हम 
मुसलमान हैं ।65। 

हे अहले किताब ! तुम इब्राहीम के 
बारे में क्यों झगड़ते हो ? हालाँकि 
तौरात और इंजील उसके बाद उतारी 
गई। अतः क्या तुम बुद्धि से काम नहीं 
लेते ? ।66। 

सुनो ! तुम ऐसे लोग हो कि उस 
विषय में झगड़ते हो जिसका तुम्हें 
ज्ञान है । तो फिर ऐसी बातों में क्यों 
झगड़ते हो जिनका तुम्हें कोई ज्ञान ही 
नहीं । और अल्लाह जानता है और 
तुम नहीं जानते ।67। 

इब्राहीम न तो यहूदी था न ईसाई बल्कि 
वह तो (सदा अल्लाह की ओर) झुकने 
वाला आज्ञाकारी था और वह (कदापि) 
मुश्रिकों में से नहीं था ।68। 


| | | पारः 3 


bz § 


ASEH Bl 5 AI 


eles 


EES NNR 

IVs Yl sie 
Cas SENSED EY 
[99038 ५200 33 CGF 


OGG LN / 3४3 


REET NC 
~ pes Nd per Po FN र 
OY Ys sa 9 > 


श्र 
(€ 


(20४55 ७७५०८ Osis 


OOS ~ 


सूरः 3, आले इम्रान 


निस्संदेह इब्राहीम के अधिक निकट तो 
वही लोग हैं जिन्होंने उसका अनुसरण 
किया और यह नबी भी और वे लोग भी 
जो (इस पर) ईमान लाए । और अल्लाह 
मोमिनों का मित्र है ।69| 

अहले किताब मैं से एक गिरोह चाहता 
है कि काश वह तुम्हें पथभ्रष्ट कर सके । 
और वे स्वयं अपने सिवा किसी और को 
पथभ्रष्ट नहीं कर सकेंगे और वे समझ 
नहीं रखते ।70। 

हे अहले किताब ! तुम अल्लाह के चिह्लों 
को क्यों झुठलाते हो जबकि तुम देख रहे 
हो ।77। 

हे अहले किताब ! तुम सच को झूठ 
के साथ क्यों संदिग्ध बनाते हो और 
तुम सच छिपाते हो हालाँकि तुम 
जानते हो ।72। (रुकू न) 

और अहले किताब में से एक गिरोह 
ने कहा कि जो मोमिनों पर उतारा 
गया है उस पर दिन के पहले भाग में 
ईमान ले आओ और उसके अंत में 
इनकार कर दो ताकि संभवत: वे लौट 
आयें ।73। 

और किसी की बात पर ईमान न लाओ 
सिवाय उसके जो तुम्हारे धर्म का 
अनुसरण करे । तू कह दे कि वास्तविक 
हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है । 
यह (आवश्यक नहीं) कि किसी को 
वही कुछ दिया जाए जैसा तुम्हें दिया 
गया अथवा (यदि न दिया जाए तो मानो 
उनका अधिकार हो जाएगा कि) वे 


||| 


पारः 3 


र 
Ed i 


2५८ Cia 2 ESE] 
VEEN TRA SREP ५५ 
po NO AN RBS 
O03 

40220 ०5240 52 ५-६४ 
O03 ils 

SRS R ८) ५5 RY 
SB Dist 
Hal STs ABU SIGs 
al i de SHS 
BELG Ep ESIC 


i TTT र्द 3 
ore 
~ 
+ र ~ ~र ह तद he ठ क el र 
> ~ झि 2 2 ~ त 


सूरः 3, आले इम्रान 


||! पारः 3 





तुम्हारे रब्ब के समक्ष तुम से झगड़ा करें। 
तू कह दे दया करना निश्चित रूप से 
अल्लाह के हाथ में है । वह उसे जिसको 
चाहता है देता है और अल्लाह बहुत 
समृद्धि प्रदान करने वाला (और) स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।74। 

वह अपनी दया के लिए जिसको चाहे 
चुन लेता है और अल्लाह बहुत बड़ा 
दयावान है ।75। 

और अहले किताब में से वह व्यक्ति भी 
है कि यदि तू ढेरों ढेर अमानत उसके 
पास रखवा दे तो वह अवश्य तुझे वापस 
कर देगा और उन में ऐसा व्यक्ति भी है 
कि यदि तू उसको एक दीनार भी दे तो 
वह उसे तुझे वापस नहीं करेगा, सिवाए 
इसके कि तू उस पर निगरान स्वरूप 
खड़ा रहे । यह इस कारण है कि वे कहते 
हैं कि हम पर अनपढ़ों के बारे में कोई 
(आरोप लगाने का) रास्ता नहीं और वे 
अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं जबकि वे (इस 
बात को) जानते हैं ।76। 

हाँ, क्यों नहीं ! जिस ने भी अपने 
वचन को पूरा किया और तक़वा 
अपनाया तो अल्लाह मुत्तक्रियों से प्रेम 
करने वाला है ।77। 

निस्संदेह वे लोग जो अल्लाह के वचनों 
और अपनी क़समों को थोड़ी सी क़ीमतों 
में बेच देते हैं, यही हैं जिनका परलोक में 
कोई भाग न होगा और अल्लाह न उनसे 
बात करेगा और न क़यामत के दिन उन 
पर दृष्टि डालेगा और न उन्हें पवित्र 


Saas 5 Ae hs 


Ol 


७ 22४0-48 95 
4508) iN aS 
02५ 5८६५5 sts 
“3५703 ४४२६० 


As 

SSE ISL ८,७५८ 
(55998 5 Too Nt 
OOF Asal 


१ 85 4 343 » |: 
Uy 

(५ LH > 5, 7 ® 

® ~ Re द 2 

il 2 

~ + ~ + 


bs Ys Aw | perl जज 4 7 7 
~ 420४ % ७४! 


~ ES 


सूरः 3, आले इम्रान 


करेगा और उनके लिए पीड़ाजनक 
अज़ाब (निश्चित) है ।78। 

और निस्संदेह उन (अहले किताब) में 
एक गिरोह ऐसा भी है जो पुस्तक पढ़ते 
समय अपनी ज़बानों को मरोड़ देता है 
ताकि तुम उसे पुस्तक में से समझो 
हालाँकि वह पुस्तक में से नहीं और वे 
कहते हैं कि वह अल्लाह की ओर से है 
जबकि वह अल्लाह की ओर से नहीं 
होता और वे अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं 
जबकि वे जानते हैं ।79। 

किसी मनुष्य के लिए यह संभव नहीं कि 
अल्लाह उसे पुस्तक और तत्त्वज्ञान और 
नुबुव्वत दे, फिर वह लोगों से यह कहे 
कि अल्लाह के सिवा मेरी उपासना करने 
वाले बन जाओ । बल्कि (वह तो यही 
कहता है कि) रब्ब वाले हो जाओ, इस 
कारण कि तुम पुस्तक पढ़ाते हो और इस 
कारण कि तुम (उसे) पढ़ते हो ।80। 
और न वह तुम्हें यह आदेश दे सकता है 
कि तुम फ़रिश्तों और नबियों को ही 
रब्ब बना बैठो । क्या वह तुम्हें इनकार 
की शिक्षा देगा जबकि तुम आज्ञाकारी 
हो चुके हो ।8]। (रुकू) 

और जब अल्लाह ने नबियों से दृढ़ 
प्रतिज्ञा ली कि यद्यपि मैं तुम्हें पुस्तक 
और तत्त्वज्ञान दे चुका हूँ, फिर यदि कोई 
ऐसा रसूल तुम्हारे पास आए जो उस 
बात की पुष्टि करने वाला हो जो तुम्हारे 
पास है तो तुम अवश्य उस पर ईमान ले 
आओगे और अवश्य उसकी सहायता 


पारः ३ 
SAS 
SHS 
EIS SV ५-४५ 
des BONES SHE 
ke O99) 9 AWE i 398८5 
SO 2B DISS 


dG BS 
2०४३६ SSB 
Gs 3sbe Ge 
pele SENG Se 
०७8५-55 ४50. 3 
Ni COS SUNS 
55 HS IS OCS 
COST 


ii 


Roz] 


SENSE ETN 
35S ES ल SS $ AS 
ग 


ह oe हे हरे 
Ed Fo ह (5 } / ना oat 
ASI sls JSS 


सूरः 3, आले इम्रान 


पारः 3 





करोगे । कहा, क्या तुम स्वीकार करते 
हो और इस बात पर मुझ से प्रतिज्ञा 
करते हो ? उन्होंने कहा, (हाँ) हम 
स्वीकार करते हैं । उसने कहा, अतः 
तुम गवाही दो और मैं भी तुम्हारे साथ 
गवाह हूँ ।82। 

अतः जो कोई इसके बाद फिर जाए तो 
यही दुराचारी लोग हैं ।83। 


क्या अल्लाह के धर्म के सिवा वे कुछ 
(और) पसंद करेंगे जबकि जो कुछ 
आकाशों और धरती में है स्वेच्छा पूर्वक 
और अनिच्छा पूर्वक उसका आज्ञाकारी 
हो चुका है और वे उसी की ओर लौटाए 
जाएँगे ।84। 

तू कह दे अल्लाह पर और उस पर जो 
हमारी ओर उतारा गया और जो इब्राहीम 
पर उतारा गया और इसमाईल पर और 
इसहाक पर और याकूब पर और 
(उसकी) संतानों पर और जो मूसा और 
ईसा को और जो नबियों को उनके रब्ब 
की ओर से दिया गया, हम ईमान ले 
आए। हम उनमें से किसी के बीच कोई 
अन्तर नहीं करते और हम उसी की आज्ञा 
का पालन करने वाले हैं ।85। 


< 


IH “६ .2| ssl Sie 
हलक 27 (७ पं It ORE 
Be 6। 9 |g U _) > | 
ORS ९८ 


LEE dB 

O03.) 
GF AT On io 5 
७३४ 5535 SSIS, 


3_2/ 22 | (७ 5 & 
OR) 3S 


~ Vol 22 RSA 7 LIRR 
> CS SE 





: कुरआन करीम में दो प्रतिज्ञाओं का वर्णन है । एक बनी इस्राईल की प्रतिज्ञा का और एक नबियों की 
प्रतिज्ञा का, जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी ली गई थी । (सूरः अल्‌ अहज़ाब : 
8) इसका केन्द्रबिन्दु यह है कि जब तुम्हारे पास रसूल आएँ जो वही बातें कहें जो तुम कहते थे तो 
वचन दो कि कदापि उनका इनकार नहीं करोगे, बल्कि उनकी पुष्टि करोगे । यहाँ यह स्पष्टीकरण 
आवश्यक है कि नबियों की ओर तो रसूल भेजे नहीं जाते, उनकी जातियों के पास रसूल आते हैं । 
अतः यही अभिप्राय है कि अपनी जाति को उपदेश देते रहें कि जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो 
मुझे सच्चा जानने वाला हो तो उसका इनकार नहीं करना बल्कि अवश्य उसकी सहायता करनी है। 


सूरः 3, आले इम्रान 


और जो भी इस्लाम के सिवा कोई धर्म 
पसन्द करे तो कदापि उससे स्वीकार 
नहीं किया जाएगा और परलोक में वह 
घाटा पाने वालों में से होगा ।86। 

भला कैसे अल्लाह ऐसे लोगों को 
हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने के 
बाद काफिर हो गए हों और वे गवाही दे 
चुके हों कि यह रसूल सच्चा है और 
उनके पास खुले-खुले प्रमाण आ चुके हों 
और अल्लाह अत्याचारी लोगों को 
हिदायत नहीं देता ।87। 

यही वे लोग हैं जिनका प्रतिफल यह है 
कि उन पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की 
और सब लोगों की ला नत है ।88। 

वे उसमें लम्बे समय तक रहने वाले हैं। 
उनसे अज़ाब को हल्का नहीं किया 
जाएगा और न वे कोई ढील दिए 
जाएँगे ।89| 

सिवाए उनके, जिन्होंने इसके बाद 
प्रायश्चित किया और सुधार कर लिया 
तो निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।90। 

निस्संदेह वे लोग जिन्होंने अपने ईमान 
लाने के बाद इनकार किया, फिर 
इनकार में बढ़ते गए, उनका प्रायश्चित 
कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा और 
यही वे लोग हैं जो पथभ्रष्ट हैं ।9]। 
निस्संदेह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
और मर गए जबकि वे काफिर थे । उनमें 
से किसी से धरती के बराबर भी सोना 


|| पारः 3 


८42 BUSSEY 3६ ESS 


RZ a 2 


OR NING BS 4 
~ Cd 
Ae = 


~ 26 | 945 Gs RW 


Osa Ol | 55७६८ 3. og) 


ey 


sg CNA 
ONE 


¢ ५3 OAS TZ ri 9. ~ br रण 
| AO 25 | > इ 
30 0250 * ०: है| ढी 2 
CENCE SE 

ka ३० 284 € (६७ ~ 2 
NE SY sass 
y > “ls 5 है फट 
O33 9 ४३ 


EY EIGEN YI 


pl -) Erie | () E ह | ४.० | 


oe) 


~ 57, 22 


HEH 
iS (& ESI | 5853 


22804 85448 8 


~] 


DY |» [or 9 |3 a= 2 (| 
CDSN RECS 


सूरः 3, आले इम्रान [| पारः 3 


कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा <| ५| “८,८.८5 5 5 233 
यद्यपि वे उसे मुक्तिमूल्य के रूप में देना , , BeNOR 
चाहे । यही वे लोग हैं जिनके लिए £ ९0८२/22७१ >£ 
पीड़ाजनक अज़ाब (निश्चित) है और 

उनके कोई सहायक नहीं होंगे ।92। 


(कू -# ) 


सूरः 3, आले इम्रान [|] पारः 4 


तुम कदापि नेकी प्रात नहीं कर सकोगो 8 26 [4:४8 NIE 
जब तक कि तुम उन वस्तुओं में से i Ora ls ८ 
खर्च न करो जिनसे तुम प्रेम करते हो 2८4६) £ “४5० | 55-७9 
और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो तो 

निस्संदेह अल्लाह उसको खूब जानता 

है ।93। 

समस्त प्रकार के भोजन बनी इस्राईल के ५ ६४ 7] 5८ AEN 
लिए वैध थे सिवाए उनके जिन्हें स्वयं HENSON 
इस्राईल ने अपने ऊपर अवैध कर लिए ७-5५2 7५८5 |८)2५ ~.) £ 


इससे पहले कि तौरात उतारी जाती । 3 त £ 
तू कह दे कि यदि तुम सच्चे हो तो 2) Lbs - NOS 
Cl य और उसे पढ़ (कर Bos GE [s 


अतः जो भी इसके बाद अल्लाह पर झूठ Cia a Esl ए 
गढ़े तो यही लोग ही अत्याचारी हैं ।95। ( 
i GOs 


तू कह, अल्लाह ने सच्च कहा । अतः , pe ४ ५५ 

(अल्लाह की ओर) झुकने वाले इब्राहीम RP ° 
के धर्म का अनुसरण करो और वह SS AsO s rs 
मुश्रिकों में से नहीं था ।96। हि 

निस्संदेह पहला घर जो मानव जाति ५६८, PME €} Rell 
(के लाभ) के लिए बनाया गया वह k SS 0 
बकका में है । (वह) समस्त जगत के Oil ५5७ 5४2५ 
लिए मंगलमय और हिदायत का कारण 

बनाया गया ।97।* 

इसमें खुलेऽखुते विहे है. (अथात्‌) ० ४४८ जा ०4604 55 ४ 
इब्राहीम का स्थान । और जो भी इसमें र Se FA 


ज 





४ यहाँ अव्व-ल बैतिन्‌ (प्रथम गृह) को लोगों के लाभ लिए कहा गया है, अल्लाह के लिए नहीं कहा 
गया । इसमें यह संकेत है कि मनुष्य गुफाओं से निकल कर जब धरती के ऊपर बसने लगा तो ख़ाना 
का बा का प्रथम निर्माण ही उसको सभ्यता और शिष्टाचार सिखाने का साधन बना । इसी कारण 
यहाँ मक्का नहीं कहा बल्कि बक्का कहा, जो मक्का का प्राचीनतम नाम है । 


सूरः 3, आले इम्रान 


प्रविष्ट हुआ वह शांति पाने वाला बन 
गया । और लोगों पर अल्लाह का 
अधिकार है कि वे (उसके) घर का हज्ज 
करें (अर्थात्‌) जो भी उस (घर) तक 
जाने का सामर्थ्य रखता हो । और जो 
इनकार कर दे तो निस्संदेह अल्लाह 
समस्त संसार से बे-परवाह है ।98। 
(उनसे) कह दे, हे अहले किताब ! क्यों 
तुम अल्लाह की आयतों का इनकार 
करते हो जबकि अल्लाह उस पर गवाह 
है जो तुम करते हो ।99। 
(और) कह दे, हे अहले किताब ! जो 
ईमान लाया है तुम उसे अल्लाह के मार्ग 
से क्यों रोकते हो, यह चाहते हए कि इस 
(मार्ग) में कुटिलता पैदा कर दो जबकि 
तुम (वास्तविकता पर) गवाह हो और 
जो तुम करते हो अल्लाह उससे अनजान 
नहीं ।00| 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! यदि 
तुमने उन लोगों में से जिन्हें पुस्तक दी 
गई किसी गिरोह का आज्ञापालन 
किया तो वे तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने 
के बाद (एक बार फिर) काफिर बना 
देंगे ।।0।। 
और तुम कैसे इनकार कर सकते हो 
जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी 
जाती हैं और तुम में उसका रसूल 
(मौजूद) है । और जो दृढ़ता से अल्लाह 
को पकड़ ले तो निस्सन्देह वह सीधे मार्ग 
की ओर हिदायत दिया गया ।02। 
(रुकू?) 


||| पारः 4 


3 a ¢ yb i Ar 
KES Calosa> sys 
FN ~ a ६ Ue a 

EBT ANE 


४ 
४ | 6 ७ 


C: \ 
on 

\ \ 
हे 
हर 
७ 


पी ER 2 हें gr र 
५09 ORL 


Z Pee 84 uke ZF x ~$ न! 
Osher Nl 50 


SINT ARE 
esi eee 

~ pe es U3 le है! pe 7b SC 
CONSE ssi s fs 


~ ७ (६; ह Fees > ई 2 Size 2 fi aid 
FE NASON ASHE 
| 


£] 


SiN 
~ 2 १45 | 55 रस + bs 
ORS SSG) 


et 2 TZ oe 522 [4 785 2672 
न >> | 9१०१ SS 9 
ed ~ 


> 57 bids dB $2 
FoR 49) «) र | 


०” 


~ sR 
2०००० 20 


E ् ध ~ हज 2 टूट h 
७ 235४-2५) ५२-०--७५४४ 


)« 
| 


हि 


सूरः 3, आले इम्रान 


|| पारः 4 





हे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
का ऐसा तक़वा धारण करो जैसा उसके 
तक़वा का अधिकार है और पूर्ण 
आज्ञाकारी होने की अवस्था के बिना 
कदापि न मरो ।03|* 

और अल्लाह की रस्सी को सब के सब 
दृढ़ता से पकड़ लो और मतभेद न करो 
और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को 
याद करो कि जब तुम एक दूसरे के शत्रु 
थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर 
बांध दिया और फिर उसकी नेमत से तुम 
भाई-भाई हो गए । और तुम आग के 
गढ़े के किनारे पर (खड़े) थे तो उसने 
तुम्हें उससे बचा लिया । इसी प्रकार 
अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयते 
खोल-खोल कर वर्णन करता है । ताकि 
सम्भवतः तुम हिदायत पा जाओ ।04। 
और चाहिए कि तुम में से एक जमाअत 
हो । वे भलाई की ओर बुलाते रहें और 
अच्छी बातों की शिक्षा दें और बुरी 
बातों से रोकें । और यही वे हैं, जो 
सफल होने वाले हैं ।।05। 

और उन लोगों की भाँति न बनो जो 
अलग-अलग हो गए और उन्होंने मतभेद 
किया, इसके बाद भी कि उनके पास स्पष्ट 
चिह्न आ चुके थे । और यही वे हैं जिन के 
लिए बड़ा अज़ाब (निश्चित) है ।।06। 


4 ६८ ८५|| ६ | ~| ८ हा 
Er all | 925) | | CR ७) है| 
Or 2205 


9 2 200 ६ | a2 9 
SNE A 2 | ~ | ० »2| 3 9 3|9 
FREI CRE] 
०६३ 2 0 ~~ 2 EE 
pe 9 | ~ AoA SnD E 
ISG KE 
ISAS (६४ 


(9 63 Re was ह Br 


>% ८८ 


| 99 >a) 


oR 2 


IDOE BAS SESS 
UF Oss B50 

63 & as |, ३-९ [ee 30 98 er कद 
ENS SCRNEN SSS ५४५ 
Es Sas Ge 


OED 





४ तुम पूर्ण आज्ञाकारी होने की अवस्था के बिना कदापि न मरो का यह अर्थ नहीं है कि मरने से पूर्व 
मुसलमान (आज्ञाकारी) हो जाओ क्योंकि मृत्यु तो मनुष्य के वश में नहीं है । इससे यह अभिप्राय है 
कि कभी भी जीवन के किसी भाग में भी इस्लाम को नहीं छोड़ना ताकि जब भी तुम पर मृत्यु आए 


इस्लाम पर ही आए । 


सूरः 3, आले इम्रान 


जिस दिन कुछ चेहरे उज्ज्वल हो जाएँगे 
और कुछ चेहरे काले पड़ जाएंगे । अतः 
वे लोग जिनके चेहरे काले पड़ गए 
(उनसे कहा जाएगा) क्या तुम ईमान 
लाने के बाद काफिर हो गए थे ? अतः 
अज़ाब को चखो, इस कारण कि तुम 
इनकार किया करते थे ।।07। 

और जहाँ तक उन लोगों का सम्बन्ध है 
जिनके चेहरे उज्ज्वल हो गए तो वे 
अल्लाह की करुणा में होंगे । वे उसमें 
सदा रहने वाले हैं ।।08। 

ये अल्लाह की आयतें हैं । हम इन्हें तेरे 
सामने सच्चाई के साथ पढ़ते हैं और 
अल्लाह समस्त लोकों के लिए कोई 
अत्याचार नहीं चाहता ।।09। 

और अल्लाह ही के लिए है जो आकाशों 
में है और जो धरती में है और अल्लाह 
ही की ओर समस्त मामले लौटाए 
जाएँगे ।0। (रुकू ~) 

तुम सर्वश्रेष्ठ उम्मत (जाति) हो जो 
समस्त मनुष्यों के लाभ के लिए उत्पन्न 
की गई हो । तुम अच्छी बातों का आदेश 
देते हो और बुरी बातों से रोकते हो और 
अल्लाह पर ईमान लाते हो । और यदि 
अहले किताब भी ईमान ले आते तो यह 
उनके लिए बहुत अच्छा होता । उनमें 
मोमिन भी हैं परन्तु अधिकतर उन में 
पापी लोग हैं ।।।।। 

वे तुम्हें मामूली कष्ट के अतिरिक्त 
कदापि हानि नहीं पहुँचा सकेंगे | और 
यदि वे तुम से युद्ध करेंगे तो अवश्य तुम्हें 


||| पारः 4 


CPs आ food 


२9 २१5३ १30 [2 
oil aH GG 


SRSA I 


~ 9२.2 
| 4 79 % 22 BR ee 727 5 oT 
FEES Y Vleet 


(9 6३ gs नई ` & pe २८ L G | id | 


rd 


LR »-६० 99 va | __४ bls 
OOS 28 As) 


~+ ५४,००२ EE >> Us, Fa CI Te 
Gs ERLE HEE 
~ ed 2% 


(3) ० | ४ i i 55 ARARW 


+ ५६5i" 2 Se 5 a ४ ~ 
JPEG Coss Bess 


)) 


धू OY ESS 
2) ०-< YEE 


५6०१३६०३०३३3 ०४१८३ ३४४ 
AERP RNR 
dno cre 

OO LAST 3 ७:५५ i 


GY SHY 


‘UC 


सूरः 3, आले इम्रान 


पीठ दिखा जाएँगे । फिर उन्हें सहायता 
नहीं दी जाएगी ।।।2। 

जहाँ कहीं भी वे पाए गए उन पर 
तिरस्कार (की मार) डाली गई । सिवाए 
उनके जो अल्लाह के वचन और लोगों के 
वचन (की शरण) में हैं और वे अल्लाह 
के प्रकोप के साथ वापस लौटे और उन 
पर विवशता (की मार) डाली गई । यह 
इस कारण हुआ कि वे अल्लाह के चिह्लों 
का इनकार किया करते थे और वे 
नबियों का अकारण घोर विरोध करते 
थे। यह इसलिये हुआ क्योंकि उन्होंने 
अवज्ञा की और वे सीमा का उल्लंघन 
किया करते थे ।।3" 

वे सब एक समान नहीं । अहले किताब 
में से एक समुदाय (अपने सिद्धान्त पर) 
स्थित है । वे रात के समय अल्लाह की 
आयतों का पाठ करते हैं और वे सजद:ः 
कर रहे होते हैं ।।।4। 

वे अल्लाह पर और अन्तिम दिवस पर 
ईमान लाते हैं और अच्छी बातों का 
आदेश देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं 
और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने 
का प्रयत्न करते हैं और यही वे लोग हैं 
जो सदाचारियों में से हैं ।।।5। 

और जो भी नेकी वे करेंगे कदापि उनसे 
उसके विषय में कृतघ्नता का व्यवहार 
नहीं किया जाएगा और अल्लाह मुत्तक्रियों 
को भली-भाँति जानता है ।।।6। 


पारः 4 


2275, 


OY 9p 


गा जज x DI ~ 2 
lls Gl Sages po 

ना ~ 

Dd ~ ), 

> नी LL) द्र w US ना w i Sy 
SEIN SI sy 
ख so iz ~ ~ है! | SS 4 
6४० ०२५००) 5४ LT To 
295 2 छः दा | “ह > 
OSS <0५४६ -;) 
+ ४० 5% (2३ XN i 7 hl | 
2४८५३ ३४००-०८ sd | 


DoE; FE | ; 
9) ) 9 Cs [9 _१ | 9०4८ > £); 


CSG EUs 


PT ol < & Re) | PEs 46 
Bk £5) al | (०-२ A 
७03 <दन्र 


रू dE > +4 ह ~ 4 2x 
OCP bb Oss 
नी Ce B93 
DER TCE 

oe 
- a RE 54 2 bles Z 
०३०८८ JS Vass Es 


| 
प्र कप DD 


OO leis 





* अरबी शब्द क़तल का अर्थ घोर-विरोध करने और सामाजिक बहिष्कार करने के भी होते हैं । 


(देखें लिसान-उल-अरब) 


सूरः 3, आले इम्रान 


निस्सन्देह जिन लोगों ने इनकार किया 
उनके धन और उनकी संतान उन्हें 
अल्लाह से बचाने में कुछ भी काम नहीं 
आएँगे । और यही वे लोग हैं जो आग 
वाले हैं । वे इसमें एक बहुत लम्बी 
अवधि तक रहने वाले हैं ।।।7। 

इस संसार के जीवन में वे जो भी खर्च 
करते हैं उसका उदाहरण एक ऐसी हवा 
की भाँति है जिसमें खूब सर्दी हो जो ऐसे 
लोगों की खेती पर (विपत्ति बन कर) 
पड़े जिन्होंने अपनी जानों पर अत्याचार 
किया हो और वह उसे नष्ट कर दे । और 
अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया 
परन्तु वे स्वयं ही अपने आप पर 
अत्याचार करते हैं ।।।8। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अपने 
लोगों को छोड़ कर दूसरों को अंतरंग 
मित्र न बनाओ । वे तुमसे बुराई करने में 
कोई कमी नहीं करते । वे पसन्द करते हैं 
कि तुम कठिनाई में पड़ो । निस्सन्देह 
द्वेषभाव उनके मुहों से प्रकट हो चुका है 
और जो कुछ उनके दिल छिपाते हैं वे 
उससे भी बढ़कर है । यदि तुम विवेक 
रखते हो तो निस्सन्देह हम तुम्हारे लिए 
आयतों को खोल-खोल कर वर्णन कर 
चुके हैं ।।।9| 

तुम ऐसे विचित्र (लोग) हो कि उनसे 
प्रेम करते हो जबकि वे तुमसे प्रेम नहीं 
करते और तुम पूरी पुस्तक पर ईमान 
लाते हो । और जब वे तुमसे मिलते हैं 
तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं 


(5५0 ८ & : 5:४५ | 39०७ ३4 | 
ig ii YZ ls 


69 I) | 
७03: $> 
( थ pe = * न्र्‌ 2४५२० ks ul 
| 29% | 2-०० (३ KL) 922 G ~ 


SES pels) 
3 SG SEE 2003 


नी ~ 
ge 


oid il Zz 237 | Ne ~ 2 | जज आटा | ॥ 


£ (27 ० ६% 7 >> | > rk 
IS) ow Y | 9a | 2 ४५ >| है| 
र ps < Ws Eg 3 % Be SRS ७ 
Gl339 YU SS 9४ SS 3s 
CPN NS SE 
2 7H» न्र्‌ 

IS 28) 3.० ४४ Gs Pe | 5| 
न iS wo I Fd a ल (25 5% 


EE (2 


दी 
कक 
od) 


SSG Ys ~© १२० - a 
AS 5 ASS OH Hs 
FESS THE EAIEAC 


सूरः 3, आले इम्रान 


||] 


पारः 4 





और जब अलग होते हैं तो तुम्हारे विरुद्ध 
क्रोध से अपनी उंगलियों के पोरां को 
काटते हैं । तू कह दे कि अपने ही क्रोध 
से मर जाओ । निस्सन्देह अल्लाह सीनों 
की बातों का ख़ूब ज्ञान रखता है ।।20| 
यदि तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो उन्हें बुरी 
लगती है और यदि तुम पर कोई विपत्ति 
पड़े तो उससे प्रसन्न होते हैं । और यदि 
तुम धैर्यं धरो और तक़वा धारण करो तो 
उनकी योजना तुम्हें कुछ हानि नहीं 
पहुँचा सकेगी । जो वे करते हैं निस्संदेह 
अल्लाह उसको घेरे हुए है ।।2।। 
(रुकू >) 
और (याद कर) जब तू मोमिनों को 
(उनकी) लड़ाई के ठिकानों पर 
बिठाने के लिए सवेरे अपने घर वालों 
से अलग हुआ और अल्लाह बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।।22| 
जब तुम में से दो गिरोहों ने इरादा 
किया कि वे कायरता दिखाएँ हालाँकि 
अल्लाह दोनों का मित्र था । और 
अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा 
करना चाहिए ।23| 
और निस्सन्देह अल्लाह बद्र (की लड़ाई) 
में तुम्हारी सहायता कर चुका है जबकि 
तुम कमज़ोर थे । अतः अल्लाह का 
तक़वा धारण करो ताकि तुम कृतज्ञता 
प्रकट कर सको ।।24। 
जब तू मोमिनों से यह कह रहा था 
कि क्या तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं 


SA BEEN 
ON Ae MG 


pe १७०५ डर ~ 7 5 SS > i] 
+ 


pS 


ry 
~ 

od 
w 


3 ८७४ 5 
pee pd 


\Y 


| Ine 


a SN Ss, ~ 57 62६ ~ 
Oi rl I 2 


i 


L535 MSs 555 NS 
~ > “ails U Cs iss Cerys) 
Gy 


3S CU Leb 5) 


Di 


Se र 9 | cS 9 loge ~ AW 9 
OO $ 3 
IES, | | Bea is 


~ ARG Zz / 
& 


७6376 ISN २६ 


सूरः 3, आले इम्रान 


होगा कि तुम्हारा रब्ब तीन हज़ार 
उतारे जाने वाले फ़रिश्तों से तुम्हारी 
सहायता करे ? ।।25| 

क्यों नहीं ! यदि तुम धैर्यं धरो और 
तक़वा धारण करो, जब वे अपने इसी 
जोश में (उफनते हुए) तुम पर टूट पढ़ें 
तो तुम्हारा रब्ब पाँच हज़ार अज़ाब देने 
वाले फ़रिश्तों के साथ तुम्हारी सहायता 
करेगा ।।26। 

और अल्लाह ने यह (वादा) केवल तुम्हें 
शुभ संदेश देने के लिए किया है ताकि 
इससे तुम्हारे दिल संतुष्टि अनुभव करें 
और (वास्तविकता यह है कि) सहायता 
केवल अल्लाह ही की ओर से मिलती है 
जो पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है ।।27। 

ताकि वे लोग जिन्होंने इनकार किया, 
वह उनके एक भाग को काट फैंके अथवा 
उनको घोर अपमानित कर दे, फिर वे 
असफल वापस लौटें ।।28। 

तेरे पास कुछ अधिकार नहीं, चाहे वह 
उन पर प्रायश्चित स्वीकार करते हुए 
झुक जाए अथवा उन्हें अज़ाब दे, हर 
हाल में वे अत्याचारी लोग हैं ।।29| 
और अल्लाह ही का है जो आकाशों में 
है और जो धरती में है । वह जिसे 
चाहता है क्षमा कर देता है और जिसे 
चाहता है अज़ाब देता है । और 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।30| 


(रुकू 7) 


|| पारः 4 


| | ८ न 


ALB, ISG 00 
OS 

Pa 9 33 ल) | ND oD) 9 

Os 2 CS | 


C2 259 ७5 559 | | 


+७ ~ 2 


Ge 
ss) ZI G3 


ad 5 ~ 55 3 55 4 (5-००) 2 फ 
ails ७ 2६278 Os 5 
y oS] ना हर 5 he! ~ w र 5 ¢ 
OS | 2 > able > ye 


oT 356 ~ ~ 2 | ~ ५ 6s 5, a 
CEST NSS ४2४ ४5 ७०६८४ 
® ~ 2 i ES Cee Do ~ z 


SCENES 
७८:2४ SOHNE 
नी 


2०23 ५७४ २०१०० 3५८५0 ५ 


+ i 57 ~. rs ~ ३7 
ERMC 

iis & 2 5 Co 

a © > 3 ) ३०० 40 9 


सूरः 3, आले इम्रान 


हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! बढ़ा 
चढ़ा कर ब्याज न खाया करो और 
अल्लाह का तक़वा धारण करो ताकि 
तुम सफल हो जाओ ।।3।। 

और उस आग से डरो जो काफिरों के 
लिए तैयार की गई है ।।32। 

और अल्लाह और रसूल का आज्ञापालन 
करो ताकि तुम पर दया की जाये ।33| 
और अपने रब्ब की क्षमा और उस स्वर्ग 
की ओर दौड़ो जिसका विस्तार आकाशों 
और धरती पर फैला है । वह मुत्तक्रियों 
के लिए तैयार किया गया है ।।34।* 
(अर्थात) वे लोग जो खुशहाली में खर्च 
करते हैं और तंगी में भी । और क्रोध 
को पी जाने वाले और लोगों से 
क्षमापूर्ण व्यवहार करने वाले हैं और 
अल्लाह उपकार करने वालों से प्रेम 
करता है ।।35| 

और वे लोग जो यदि कोई अश्लील 
कर्म कर बैठे अथवा अपने आप पर 
(कोई) अत्याचार करें, फिर वे अल्लाह 
का (बहुत) स्मरण करते हैं और अपने 
पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं 


LL पारः 4 


PSE Yl 5 2०) ६४ 
60807 00 6 | 
Ce Fa ड्द 
DO 


CIEWE SUENP Rp EIB: 

E CAE) | 6 id %2 i oz |x Tz 
© Gree Oss 40 | als 
255 BREE IONE SI 
ज ~ y > Fe ~ 5 (६०८ + 2 ~ 
Se 5 958, lls 


hd > 
y Oa 5 ४X 

* „/ ~ 

~ 

ir 


poise 4 ६ ७ Fee {iZ2 जग 
laa al ls | 


EI Dd 


~~ EB | 


5 5$| शा paid 
Pia) 


* इस आयत से ज्ञात होता है कि स्वर्ग कहीं आकाश के ऊपर कोई पृथक स्थान नहीं है । क्योंकि इस 
आयत में बताया गया है कि धरती और आकाश की जितनी चौड़ाई है स्वर्ग की चौड़ाई भी वैसी ही 
है। जब यह आयत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा के सामने पढ़ कर सुनाई 
तो एक सहाबी ने पूछा कि हे अल्लाह के रसूल ! यदि धरती और आकाश पर स्वर्ग ही छाया है तो 
फिर नरक कहाँ है ? तो आप सल्ल. ने वर्णन किया सुब्हानल्लाहि फ़ ऐनल्लै लु इज़ा जाअन्नहारु 
(मसनद अहमद बिन हम्बल, मसनद-उल-मकीन, हदीस सं. 500, और तफ़सीर कबीर, इमाम 
राज़ी रहि.) अर्थात पवित्र है अल्लाह ! जब दिन आता है तो रात कहाँ होती है । अर्थात नरक भी 
वहीं है परन्तु तुम्हें इसकी समझ नहीं । अत: यह कल्पना झूठ है कि स्वर्ग और नरक के लिए अलग- 
अलग क्षेत्र हैं | एक ही ब्रह्मांड में स्वर्गवासी भी रह रहे हैं और नरक्‌ वासी भी । 


सूरः 3, आले इम्रान 


और अल्लाह के सिवा कौन है जो पाप 
क्षमा करता है । और जो कुछ वे कर 
बैठे हों उस पर जानते बूझते हुए हठ 
नहीं करते ।36| 

यही वे लोग हैं जिनका प्रतिफल उनके 
रब्ब की ओर से क्षमादान है और ऐसे 
स्वर्ग हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं । 
वे सदा उनमें रहने वाले हैं और कर्म 
करने वालों का क्या ही अच्छा प्रतिफल 
है ।37| 

निस्सन्देह तुम से पहले कई सुन्नतें 
(आचार-पद्धतियाँ) गुज्जर चुकी हैं । 
अत: धरती में भ्रमण करो और देखो 
कि झुठलाने वालों का अन्त कैसा 
था ।।38। 

यह लोगों के लिए (खोटे-खरे में अन्तर 
कर देने वाला) एक वर्णन है और 
मुत्तक्रियों के लिए हिदायत और उपदेश 
है ।39| 

और यदि तुम मोमिन हो तो कमज़ोरी 
न दिखाओ और शोक न करो जबकि 
तुम ही (अवश्य) विजय पाने वाले 
हो ।॥40। 

यदि तुम्हें कोई आघात लगा है तो वैसा ही 
आघात (प्रदिद्वृंद्वी) जाति को भी तो लगा 
है । और ये वे दिन हैं जिन्हें हम लोगों के 
बीच अदलते-बदलते रहते हैं ताकि 
अल्लाह उनको जाँच ले जो ईमान लाए 
और तुम में से कुछ को शहीदों के रूप में 
अपना ले । और अल्लाह अत्याचारियों को 
पसन्द नहीं करता ।।4। 


॥6 पार; 4 
bese el sa 
Gop 


व 


> w > We टू AEN EI 
FOB LEE be EIB <४५ 


| 
X 


ES 
9 
: 


= IR bee & 2 > 5% 
eV es 2 Se 
+ Cie हर 5 (६ » 9० Ds (६३८, ट 
ONES 5 BC 
TEES EF] 4५५८ Le ee 57 
CUE) SY o> 
EOE ESE 23% 


a 


CR 27 § CES ed (३) है: ॥ [on | 
२५ 9 SSID | 
०४-5०) 
अंग oN [४४ ५०४52 
~ 2 + ट्र DO SEY 
Os HIS SORELY 

£55 72482 ०% 22 5 726 2 
z57 & ~ ७४४ ७५ जि De “4 5% 
FES 20५5४ Es 


PARSE EAE] 


ई Afzlyzd TT Be 2 ९, ६८०८ 
है| SWE 4 


सूरः 3, आले इम्रान Jif पारः 4 


और ताकि अल्लाह उन लोगों को जो (६5६८५5 :| ८2 40 7०53 9 
मोमिन हैं ख़ूब पवित्र कर दे और oS 
काफ़िरों को मिटा डाले ।।42| ५4 
क्या तुम समझते हो कि तुम स्वर्ग में (44 £4। [PSG EN EE 
प्रविष्ट हो जाओगे जबकि अल्लाह ने 2 

तुम में से जिहाद करने वालों को अभी 2९१-०29 Hl >-९ 


परखा नहीं और (अल्लाह का यह नियम OE yal 
इस कारण है) ताकि वह धैर्य धरने वालों | 
को जाँच ले ।।43| 


RIA 


और निस्सन्देह तुम मृत्यु को प्राप्त करने ८ \§: CAYCE 

से पूर्व ही उस की इच्छा किया करते थे । ,, हु कत ही हू पलक 
अतः अब तुमने उसे इस अवस्था में देख € 305 )%४ »४| 
लिया है कि (स्तब्ध होकर) देखते रह 

गए हो ।44। (रुकू £) 

और मुहम्मद्‌ केवल एक रसूल है । i Fri HF Gi 
निस्सन्देह इससे पूर्व रसूल गुज़र चुके 

हैं। अतः क्या यदि यह भी मृत्यु पा जाए ८६55०७ 25 28 
अथवा वध कर दिया जाए तो तुम CE, 

अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे ? = ej 
और जो भी अपनी एड़ियों के बल फिर (६% 4% oS sh aE hE 
जाएगा तो वह कदापि अल्लाह को कोई 


~~ 


{558 i356 


हानि नहीं पहुँचा सकेगा । और ORS ils ८०5 
निस्सन्देह अल्लाह कृतज्ञों को प्रतिफल 
देगा ।45।* 


और अल्लाह के आदेश के बिना किसी ८), ४/| ८558 28४७5 

जीवधारी के लिए मरना सम्भव नहीं है । 

४६. इस आयत में हज़रत ईसा अलै. की मृत्यु की निश्चित रूप से घोषणा की गई है जैसा कि वर्णन किया 
कि मुहम्मद भी अल्लाह के रसूल हैं और रसूल से बढ़ कर कुछ नहीं और आप सल्ल. से पहले जितने 
भी रसूल थे, सब मृत्यु पा चुके हैं । अरबी में ख़ला शब्द जब निश्चित रूप से किसी के सम्बन्ध में 
बोला जाए तो उससे अभिप्राय ऐसा गुज़रना नहीं जैसे यात्री गुज़रता है बल्कि गुज़र जाने से अभिप्राय 
मृत्यु को प्राप्त करना है । अतः यदि ईसा अलै. अल्लाह के रसूल थे तो अवश्य मृत्यु प्राप्त कर चुके 


हैं। 





सूरः 3, आले इम्रान 


यह एक निश्चित लेख है और जो कोई 
संसारिक प्रतिफल चाहे हम उसे उसमें से 
प्रदान करते हैं और जो कोई परकालीन 
प्रतिफल चाहे हम उसे उसी में से प्रदान 
करते हैं और हम कृतज्ञं को निस्सन्देह 
प्रतिफल देंगे ।46। 

और कितने ही नबी थे कि जिन के साथ 
मिल कर बहुत से ईश्वरनिष्ठ लोगों ने 
युद्ध किया । फिर वे उस संकट के कारण 
कदापि कमज़ोर नहीं पड़े जो अल्लाह के 
मार्ग में उन्हें पहुँचा । और उन्होंने 
कमज़ोरी नहीं दिखाई और वे (शत्रु के 
सामने) झुके नहीं और अल्लाह धैर्य धरने 
वालों से प्रेम करता है ।।47| 

और उनका कहना इसके सिवा कुछ न 
था कि उन्होंने विनती की, हे हमारे 
रब्ब! हमारे पाप और निजी मामलों में 
हमारे ज़्यादती भी क्षमा कर दे और 
हमारे कदमों को दृढ़ता प्रदान कर और 
हमें काफ़िर लोगों के विरुद्ध सहायता 
प्रदान कर ।।48| 

तो अल्लाह ने उन्हें संसार का प्रतिफल 
और परकाल का बहुत उत्तम प्रतिफल 
भी प्रदान किया और अल्लाह उपकार 
करने वालों से प्रेम करता है ।।49। 

(रुकू 7) 
हे लोगो जो ईमान लाए हो ! यदि तुमने 
उन लोगों का आज्ञापालन किया जो 
काफिर हुए तो वे तुम्हें तुम्हारी एड़ियों 
के बल लौटा देंगे । फिर तुम हानि उठाते 
हुए लौटोगे ।।50। 


|| पारः 4 


Zz 


> 


७ 2577 


~ {ZR > द 
SND DE 5 eS 
॥ 
OER SNS LS 


2 
(६-५ ~ क 


5५: 2४७ 6055-95 3 ४8-५5 
जी: NA ES FV 
pec eM 
CHAGAS EGS 
3655 Gil 
Gal 5 ८४5 58८ 


SRY) 


CN) 


9 Cre I 4 | > 5 Al >>-&५ ७ 


(9 Crs) | 


lo 


पे 


ARARW 


i 32% 


OR ०९ xs 203 


RHE NIAC ४3॥ ४ 
sei 3 33H 


#2““» 


6) CR | LS कक +०७ 


सूरः 3, आले इम्रान 


बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मित्र है और 
वह सब सहायता करने वालों में सर्वश्रेष्ठ 
है ।।57| 

हम अवश्य उन लोगों के दिलों में रोब 
डाल देंगे जिन्होंने इनकार किया, क्योंकि 
उन्होंने उसको अल्लाह का समकक्ष 
ठहराया जिसके विषय में उसने कोई भी 
दलील नहीं उतारी और उनका ठिकाना 
आग है और अत्याचारियों का क्या ही 
बुरा ठिकाना है ।!52। 

और निस्सन्देह अल्लाह ने तुमसे अपना 
वादा सच कर दिखाया जब तुम उसके 
आदेश से उनका सर्वनाश कर रहे थे । 
यहाँ तक कि जब तुमने कायरता दिखाई 
और तुम वास्तविक आदेश के विषय में 
परस्पर झगड़ने लगे और तुमने इस के 
बावजूद भी अवज्ञा की कि उसने तुम्हें 
वह कुछ दिखला दिया था जो तुम पसन्द 
करते थे । तुम में ऐसे भी थे जो संसार 
की चाहत रखते थे और तुम में ऐसे भी थे 
जो परलोक की चाहत रखते थे । फिर 
उसने तुम्हें उनसे परे हटा लिया ताकि 
तुम्हें परखे और (जो भी हुआ) 
निस्सन्देह वह तुम्हें क्षमा कर चुका है 
और अल्लाह मोमिनों पर बहुत कृपा 
करने वाला है ।53। 

जब तुम भाग रहे थे और किसी की ओर 
भी मुड़ कर नहीं देखते थे और रसूल 
तुम्हारे दूसरे जत्थे में (खड़ा) तुम्हें बुला 
रहा था, तो अल्लाह ने तुम्हें एक शोक 
के बदले बड़ा शोक पहुँचाया ताकि तुम 


पारः 4 


ds 08d Tes 50 5 


| 
SIS 


~ पद 45 > कि] 5 ३ hE ~ 


5 7 RW 


ऊँ eA pees es FE ० 


(६ >> 


RO ( | ~> Cry Ss र se 


5०555 225... 55 


gr 27 (22 a] ~€ po 2/7, 2 


~ +९ 


Ee less 


MEE SEY} 


he 2h, Pe 532  » + rf 
Fe | 3 3८3 Os |$ 


ट 
9 


bx 


सूरः 3, आले इम्रान 


उस पर जो तुम से जाता रहा और उस 
पीड़ा पर जो तुम्हें पहुँची, दुःखी न हो 
और अल्लाह उससे भली-भाँति अवगत 
है जो तुम करते हो ।।54। 

फिर उसने तुम पर शोक के पश्चात्‌ 
सांत्वना प्रदान करने के लिये ऊंघ उतारी 
जो तुम में से एक समूह पर छा रही थी । 
जबकि एक वह समूह था कि जिन्हें 
उनके जानों ने चितित कर रखा था । वे 
अल्लाह के विषय में अज्ञानता पूर्वक 
धारणा करने की भाँति भूल धारणा कर 
रहे थे । वे कह रहे थे, क्या महत्वपूर्ण 
निर्णयों में हमारा भी कोई हस्तक्षेप है ? 
तू कह दे कि निस्सन्देह निर्णय का 
अधिकार पूर्णतया अल्लाह ही का है । वे 
अपने दिलों में वह बातें छिपाते हैं जो 
तुझ पर प्रकट नहीं करते । वे कहते हैं 
यदि हमें कुछ भी निर्णय का अधिकार 
होता तो हम कभी यहाँ (इस प्रकार) 
मारे न जाते । कह दे, यदि तुम अपने 
घरों में भी होते तो तुम में से वे जिनका 
वध होना निश्चित हो चुका होता, 
अवश्य अपने (पछाड़ खा कर) गिरने के 
स्थानों की ओर निकल खड़े होते और 
(यह इस कारण है) ताकि अल्लाह उसे 
खंगाले जो तुम्हारे सीनों में (छुपा) है 
और उसे खूब निथार दे जो तुम्हारे दिलों 
में है और अल्लाह सीनों की बातों को 
ख़ूब जानता है ।55। 

निस्सन्देह तुम में से वे लोग जो उस दिन 
फिर गए जिस दिन दो गिरोह भिड़ गये । 


|!| पारः 4 


ST Od 


frre Uo ee /8 


न 


Fee 5 42; 
BE sy Os 
VD 


6 Oy AS SY 5 | 
HO 26 आ 50] 


2 
डै 


3 Rew” 


IC t 


ठ 
3% 


CRESS NEO 
20 3 2४०४ 2 ऐ >-४- » (४5 


लिन 


gr Las SOS Sees 
A ys 
TEs SY 258५ 42८०५ 
FEF Joke 


Ur DAR 5) 


सूरः 3, आले इम्रान 


निस्सन्देह शैतान ने उन्हें फुसला दिया, 
कुछ ऐसे कर्मा के कारण जो उन्होंने 
किए । और निस्सन्देह अल्लाह उनको 
क्षमा कर चुका है । निश्चित रूप से 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बहुत सहनशील है ।।56। (रुकू 2) 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! उन 
लोगों की भाँति न बन जाओ जिन्होंने 
इनकार किया और अपने भाइयों के 
सम्बन्ध में जब उन्होंने धरती में कोई 
यात्रा की अथवा युद्ध के लिए निकले 
कहा, यदि वे हमारे साथ होते तो (यूँ) 
न मरते और न वध किए जाते । (उन्हें 
ढील दी जा रही है) ताकि अल्लाह इसे 
उनके दिलों में पश्चाताप बना दे । और 
अल्लाह ही है जो जीवित भी करता है 
और मारता भी है । और जो कुछ तुम 
करते हो अल्लाह उस पर गहरी नज़र 
रखने वाला है ।।57। 

और यदि तुम अल्लाह के मार्ग में वध 
किए जाओ अथवा (स्वभाविक रूप से) 
मर जाओ तो निस्सन्देह अल्लाह की 
क्षमा और दया उससे अत्युत्तम है जो वे 
इकट्ठा करते हैं ।।58। 

और यदि तुम मर जाओ अथवा वध किए 
जाओ तो अवश्य अल्लाह ही की ओर 
इकद्रे किए जाओगे ।।59। 

अतः: अल्लाह की विशेष दया के कारण 
तू उनके प्रति नरम हो गया और यदि तू 
करुद्ध स्वभाव (और) कठोर हृदयी होता 
तो वे अवश्य तेरे पास से दूर भाग जाते । 


||| पारः 4 


i INES a 
TERETE 
5 WOE] 
HFSS YING 
(7.5 7 ESRI 
bidet des NS 
(>>) Ss > ७८८४८ :० 
GF eB 


Fs ~ न ve ~ 50 tS AW ~ ARS 
32२० हे “0 9 S23 


2 

Le > Ao) ठ x) 
OO 92> 

GE F pote व Pr LI ~ 

a dl Nae 3) >- ५७ “222 
63 3% 

FEDS CIPI 
aS Y BNE as 


सूरः 3, आले इम्रान 


अतः उन्हें माफ़ कर और उनके लिए 
क्षमा की दुआ कर और (प्रत्येक) 
महत्वपूर्ण विषय में उनसे परामर्श कर । 
फिर जब तू (कोई) निर्णय कर ले तो 
फिर अल्लाह पर ही भरोसा कर । 
निस्सन्देह अल्लाह भरोसा करने वालों से 
प्रेम करता है ।60|* 

यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे 
तो कोई तुम पर विजय प्राप्त नहीं 
कर सकता और यदि वह तुम्हें छोड़ 
दे तो कौन है जो उसके विरुद्ध 
तुम्हारी सहायता करेगा ? और 
चाहिए कि मोमिन अल्लाह पर ही 
भरोसा करें ।6। 

और किसी नबी के लिए संभव नहीं कि 
वह ख़यानत करे और जो भी ख़यानत 
करेगा वह अपनी ख़यानत का 
(कुपरिणाम) क़यामत के दिन अपने 
साथ लाएगा । फिर प्रत्येक जान को 
पूरा -पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया 
और उन पर अत्याचार नहीं किया 
जाएगा ।!62। 

क्या वह व्यक्ति जो अल्लाह की इच्छा 
का अनुसरण करे उस की भाँति हो 


|| पारः 4 


5 2 ~ ~ > ७ हि Cs 5 2 
oS AS ४ > __>£ 
G 5६7 >) > 5 4 a {25,227 
है | (3 कक हैं. है 9 PSS |9 

4 2 + ES Fe ७ 
EOE ai 

iN 22४5० 2 


DREN) 


S| 4 


|] 
27 2 ५ ८-8 


BGS sds 
COSY AIS 


7 Zh PS Cer Di 
gt (-०5 4%) sa) € | ye | 





* इस पवित्र आयत में सर्वप्रथम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कोमल हृदयी होने का 
उल्लेख है जैसा कि दूसरे स्थान पर वर्णन किया गया है, मोमिनों के लिए अत्यन्त कृपालु और 
बार-बार दया करने वाला है (अत तौब: ।28) द्वितीयतः इस बात की घोषणा की गई है कि 
सहाबा रज़ि. किसी लालच के कारण हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एकत्रित 
नहीं हुए थे और यदि हज़रत मुहम्मद सल्ल. दुनिया भर का खज़ाना उन पर खर्च करते तो भी कदापि 
वे परवानों की भाँति इकट्ठा नहीं हो सकते थे । इस के बावजूद यह कहा गया कि महत्वपूर्ण विषयों 
में उनसे परामर्श भी कर लिया कर परन्तु निर्णय तेरा होगा और आवश्यक नहीं कि उनका परामर्श 
माना जाए । और जब तू निर्णय करे तो अल्लाह पर भरोसा रख कि वह अवश्य तेरा सहायक होगा । 


सूरः 3, आले इम्रान 


सकता है जो अल्लाह की नाराज़गी ले 
कर लौटे और उसका ठिकाना नरक हो? 
और वह तो लौट कर जाने का बहुत बुरा 
स्थान है ।63। 

वे अल्लाह के निकट विभिन्न श्रेणियों में 
बटे हुए (लोग) हैं और जो वे करते हैं 
अल्लाह उस पर गहन दृष्टि रखने वाला 
है ।64। 

निस्सन्देह अल्लाह ने मोमिनों पर 
उपकार किया जब उसने उनके अंदर 
उन्हीं में से एक रसूल आविर्भूत किया । 
वह उन के समक्ष उसकी आयतों का 
पाठ करता है और उन्हें पवित्र करता है 
और उन्हें पुस्तक और तत्त्वज्ञान 
सिखाता है । जबकि इससे पहले वे 
निश्चित रूप से खुली-खुली पथभ्रष्टता 
में पड़े थे ।65। 

क्या जब भी तुम्हें कोई ऐसी विपत्ति 
पहुँचे कि तुम उससे दुगनी विपत्ति (शत्रु 
को) पहुँचा चुके हो, तो फिर भी यही 
कहोगे कि यह कहाँ से आ गई ? तू 
कह दे कि यह स्वयं तुम्हारी ही ओर से 
है । निश्चित रूप से अल्लाह प्रत्येक 
वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।!66। 

और जो कष्ट तुम्हें उस दिन पहुँचा, जब 
दो गिरोह (परस्पर) भिड़ गये थे तो वह 
अल्लाह के आदेश से था, ताकि वह 
मोमिनों को विशिष्ट कर दे ।।67। 

और उन लोगों को भी जाँच ले जिन्होंने 
कपट किया और (जब) उनसे कहा 


|!) 


पारः 4 

b pz 
i “9 [A 9 4) RE ५ oy 
Orgs) Cre 
[a DS NT ails i El so 


2 

(3 ~, ver ~ 57 
€) | 

+ 


Fe NEA 
gle 2। ~ | os i ~) > > 
~| je 7 > > EE | 


Cx 35 > ND ge Rr FM 
७८ ७ FS 4५0॥050 ४ 


lenge Veo 


सूरः 3, आले इम्रान 


गया, आओ अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो 
अथवा प्रतिरक्षा करो तो उन्होंने कहा 
कि यदि हम लड़ना जानते तो अवश्य 
तुम्हारे पीछे आते । वे उस दिन ईमान 
की तुलना में इनकार के अधिक निकट 
थे । वे अपने मुंह से ऐसी बातें कहते हैं 
जो उनके दिलों में नहीं और अल्लाह 
सबसे अधिक जानता है जो वे छिपा रहे 
हैं ।]68| 

वे लोग जो स्वयं बैठे रहे और अपने 
भाइयों के सम्बन्ध में कहा कि यदि ये 
हमारी बात मानते तो वध न किए 
जाते। तू कह, यदि तुम सच्चे हो तो 
स्वयं अपने ऊपर से मृत्यु को टाल कर 
तो दिखाओ ।।69। 

और जो लोग अल्लाह के मार्ग में वध 
किए गए उनको कदापि मृत न समझ, 
बल्कि (वे तो) जीवित हैं (और) उन्हें 
उनके रब्ब के पास जीविका प्रदान की 
जा ही है ।70| 

उस पर बहुत प्रसन्न हैं जो अल्लाह ने 
अपनी कृपा से उन्हें दिया है और वे 
अपने पीछे रह जाने वालों के सम्बन्ध में 

जो अभी उनसे नहीं मिले शुभ-समाचार 
पाते हैं कि उन्हें भी कोई भय नहीं होगा 
और वे शोकग्रस्त नहीं होंगे ।7।। 

वे अल्लाह की नेमत और करुणा के 
सम्बन्ध में शुभ समाचार पाते हैं और 


यह (शुभ-समाचार भी पाते हैं) कि £ ९८2952 YS 


अल्लाह मोमिनों का प्रतिफल नष्ट नहीं 
करेगा ।।72। (रुकू) 


ERR 


||| पारः 4 


PEER NACE 
i SINS 


NED USS 28% 


ERG ७ -५३४५ ४ < ४५१४ 
Co 5 (६; कह ४ | 7b Ft 
(9 Oo २-०५] 4 52 


PIERSTIOESIIERE 
bei NS GEE 
26" की | < CR) | 


OS ~~ 


LCS RH LSS ५३ 


5 ४७०८४ 


35 aS 207 2/#-अ 8 Esl 


~ पृ: 


४ Ss 5 | | IT > 5 
२9 _ 2240 sel ८२ Ce 5 


| | 2 > Sse) CR | (0 0 ote 9) 

{cy 
re Yoel > Y| FINI 
(9 Oo 


AR ७22७2“ 


रा 


(«9 92.0 “.8 2 


~ 
w 


सूरः 3, आले इम्रान 


वे लोग जिनको आघात पहुँचने के बाद ई _;; Cs] 
भी उन्होंने अल्लाह और रसूल की ६ र 


|! पारः 4 


MC] 


पुकार का जवाब दिया, उनमें से उन £ SESE NSLS ४ 


लोगों के लिए जिन्होंने उपकार किया 
और तक़वा धारण किया, बहुत बड़ा 
प्रतिफल है ।।73। 

(अर्थात) वे जिन से लोगों ने कहा कि 
तुम्हारे विरुद्ध लोग एकत्रित हो गए हैं 
अत: उनसे डरो, तो इस बात ने उनको 
ईमान में बढ़ा दिया और उन्होंने कहा 
हमें अल्लाह पर्याप्त है और (वह) क्या 
ही अच्छा कार्य-साधक है ।।74। 

अतः वे अल्लाह की नेमत और करुणा ले 
कर लौटे, उन्हें कष्ट ने छुआ तक नहीं 
और उन्होंने अल्लाह की इच्छा का 
अनुसरण किया और अल्लाह अत्यधिक 
करुणा वाला है ।।75। 

निस्सन्देह यह शैतान ही है जो अपने 
मित्रों को डराता है । अतः तुम उनसे न 
डरो और यदि तुम मोमिन हो तो मुझ से 
डरो |76| 

और तुझे वे लोग दुःख में न डालें जो 
इनकार करने में तीव्रता से आगे बढ़ रहे 
हैं । निस्सन्देह वे कदापि अल्लाह को 
कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे । अल्लाह 
यह चाहता है कि परलोक में उनका कुछ 
भी भाग न रखे और उनके लिए बहुत 
बड़ा अज़ाब (निश्चित) है ।77। 
निस्सन्देह वे लोग जिन्होंने ईमान के 
बदले इनकार को ख़रीद लिया, वे 
कदापि अल्लाह को कोई हानि नहीं 


CT 3555 og 
58 _>जी68॥ ;४॥ ०४55 2. 


Ci Ped 


> 


OSS HS ss | 


` 


न 
2५७ | ES E] | 
2 ८ 


SBC 2.2. AES 

Gloss FE 

Cp 35 dls 

EY 45952 CaN ISDS) 

be CBS ०-2 8७5४५ 

Or 92 

ॐ O32 222.| ye) ¥3 

EBs) dl 

fete Ns 
8 >:22:£ 2४5 ४ 


SRS 


BOY HSH 


uk] 


सूरः 3, आले इम्रान 


पहुँचा सकेंगे और उनके लिए बहुत कष्ट 
दायक अज़ाब (निश्चित) है ।।78। 
और जिन्होंने इनकार किया, वे कदापि 
यह धारणा न रखें कि हम जो उन्हें ढील 
दे रहे हैं, यह उनके लिए उत्तम है । हम 
तो उन्हें केवल इस कारण ढील दे रहे हैं 
ताकि वे पाप में और भी बढ़ जाएँ और 
उनके लिए अपमान जनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।79। 

अल्लाह ऐसा नहीं कि वह मोमिनों को 
इस अवस्था में छोड़ दे जिस पर तुम हो, 
यहाँ तक कि अपवित्र को पवित्र से 
निथार कर अलग कर दे और अल्लाह का 
यह विधान नहीं कि तुम (सब) को 
अदृष्ट (विषय) से अवगत करे । बल्कि 
अल्लाह अपने पैग़म्बरों में से जिसको 
चाहता है चुन लेता है । अत: अल्लाह 
पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ 
और यदि तुम ईमान ले आओ और 
तक़वा धारण करो तो तुम्हारे लिए बहुत 
बड़ा प्रतिफल है ।80| 

और वे लोग जो उसमें कृपणता करते 
हैं जो अल्लाह ने उनको अपनी कृपा 
से प्रदान किया है, कदापि न सोचें कि 
यह उन के लिए उत्तम है । बल्कि यह 
तो उनके लिए बहुत बुरा है । जिस 
(धन) में उन्होंने कृपणता से काम 
लिया क़यामत के दिन अवश्य उन्हें 
उसके तौक़ पहनाए जाएँगे । और 
अल्लाह ही के लिए आसामानों और 
धरती का स्वामित्व है । और जो तुम 


|!| पारः 4 


AR RZ 


(ene 


CSGIG EAH (5:५६ 


sell Cl eg) nee 
SESE 235 MN 


बे 6 Es 


Ngo 
omen sealed 
CE ASSEN WOS Gs oh) 
52095 056) 


lS ४:55 29४53 


CTE 


24७7 


। 2 2 | 3 


RS | ) 9०९2 ही: जी We 9 Nz 

De FE Os Cr) CO Ys 
& b 2% 

Z27 Fee ‘7 FCS जल कक. > ४४ 

FHI ES ae 


~ | FRE > 
Og ००५४५ 5035 


सूरः 3, आले इम्रान |] पारः 4 


6 
रहता है ॥8॥ (रुकू -6) | 
अल्लाह ने निश्चित रूप से उन लोगों ८5|| 56८२.5 58 | 2) 
का कथन सुन लिया जिन्होंने कहा कि, , boon 
अल्लाह दरिद्र है और हम धनवान हैं । & | 5५5० £| (५ 5 29 


हम अवश्य उसे जो उन्होंने कहा और 4-4; :3 ३८ ‰८ ८ उ; 
ज्रयो 92) rer £| 
उनके (द्वारा) नबियों का अन्यायपूर्वक O55 Oe Tr 9 


उससे W £ Fs ote कह $42 » >i 
करते हो अल्लाह उससे सदा अवगत Geet RE . 35 


“ध 


चोर विरोध करने को भी लिख रखेंगे CESSES EF 
और हम कहेंगे, जलन वाला अज़ाब हु 

भुगतो ।।82। 

यह इस कारण है कि जो तुम्हारे हाथों ने BS 4065 :६5 Mises 
आगे भेजा और जबकि अल्लाह (अपने) Ba २८% 
भक्तों पर लेश-मात्र भी अत्याचार करने § Ad 2०:०2 
वाला नहीँ ।।83| 


वे लोग जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से `५[ (| ५८ 4 &| I5i6 Cg 
अल्लाह ने हमसे वचन ले रखा है कि हम er 

तब तक कदापि किसी रसूल पर ईमान ८56७८५५८०५ १-2 02 5 
नहीं लाएंगे जब तक वह हमारे पास ऐसी ५ हम 
कुर्बानी न ले आए जिसे आग खा जाए, 2? 
तू (उन से) कह दे कि मुझ से पहले भी ८5 :८$ ५3, ८.७ 2:28 
तो रसूल तुम्हारे पास खुले-खुले चिह्न और 223. दह 2228 है £ 
वह बात भी ला चुके हैं जो तुम कहते हो। Be AS ०८ sh yes 
फिर तुमने क्यों उन्हें कठोर यातनाएँ दीं, 

यदि तुम सच्चे हो ।84। 


* यहदियों की आस्था यह थी कि जो भी कुर्बानी अल्लाह के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसके स्वीकार 
होने का लक्षण यह है कि आकाश से आग बरसती है और उस कुर्बानी को खा जाती है । अतः इसके 
अनुसार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह माँग की गई कि ऐसी कुर्बानी करके 
दिखा जिस पर सीधे आकाश से आग उतरे और उसे खा जाए । इसके उत्तर में अल्लाह तआला ने 
कहा है कि यदि सच्चे रसूल की यही निशानी है तो तुम्हारे कथनानुसार पहले रसूलों के समय भी 
कुर्बानियाँ होती थीं और आग आकाश से उतर कर उसे खा जाती थी तो इसके बावजूद तुमने उन 
नबियों का घोर विरोध क्यों किया ? 

#९ अरबी शब्द क़तल का अर्थ गम्भीर आघात के भी होते हैं । (तफूसीर रूह-उल-मआनी, सूर: अल फ़त्ह) 





सूरः 3, आले इम्रान 


अतः यदि उन्होंने तुझे झुठला दिया है तो 
तुझ से पहले भी तो रसूल झुठलाए गए 
थे । वे खुले-खुले चिह्न और (ईश्वरीय) 
ग्रंथ और सुस्पष्ट पुस्तक लाए थे ।।85। 
प्रत्येक जान मृत्यु का स्वाद चखने वाली 
है और क़यामत के दिन ही तुम्हें अपने 
(कर्मो का) भरपूर प्रतिफल दिया 
जायेगा । अतः जो आग से दूर रखा गया 
और स्वर्ग में प्रविष्ट किया गया तो 
निस्सन्देह वह सफल हो गया और संसार 
का जीवन तो धोखा-पूर्ण अस्थायी लाभ 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ।।86। 

तुम अवश्य अपने धन और अपनी जानों 
के विषय में परखे जाओगे और तुम 
अवश्य उन लोगों से जिन्हें तुम से पहले 
पुस्तक दी गई और उनसे जिन्होंने शिर्क 
किया, बहुत दुःख-दाई बातें सुनोगे और 
यदि तुम धैर्यं धरो और तक़वा धारण 
करो तो निस्सन्देह यह एक बड़ा 
साहसिक कार्य है ।।87। 

और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें 
पुस्तक दी गई दृढ़ वचन लिया कि तुम 
लोगों की भलाई के लिए इसको खोल- 
खोल कर बताओगे और इसे छुपाओगे 
नहीं । फिर उन्होंने इस (दृढ़ बचन) को 
अपनी पीठ पीछे फेंक दिया और उसके 
बदले मामूली क़ीमत वसूल कर ली । 
अतः जो वे ख़रीद रहे हैं, बहुत ही बुरा 
है ।।88| 

तू उन लोगों के सम्बन्ध में जो अपने 
कर्मों पर खुश हो रहे हैं और पसन्द 


|!| पारः 4 


30 BFE yb 
DHSS Cs 
OSH 
O59 | 9 os | De $ 
८2238 Rs 
G3 Sissi 
©) 3) € CH 5५.5 
Be SIR ८५ SASS 
J न we Es ema s ER श्र 
Ss | I C2) (053 
Ba BBS oS LS 
©) ies 


Zr 


SNES 
>~ 5 (8) 4६१०५४ 
AVF) MBE G33 


bell 


S53 Fs WEES 


सूरः 3, आले इम्रान 


करते हैं कि उनके उन कामों की भी 
प्रशंसा की जाए जो उन्होंने नहीं किए । 
(हाँ) कदापि उन के सम्बन्ध में धारणा 
न रख कि वे अज़ाब से बच सकेंगे 
जबकि उनके लिए पीड़ाजनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।89। 

और आसमानों और धरती का साम्राज्य 
अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी 
सामर्थ्य रखता है ।90। (रुकू ) 
निस्सन्देह आसमानों और धरती की 
उत्पत्ति में और रात और दिन के 
अदलने -बदलने में बुद्धिमान लोगों के 
लिए चिह्न हैं ।।9]। 


वे लोग जो खड़े हुए भी और बैठे हुए 
भी और अपने पहलुओं के बल भी 
अल्लाह को याद करते हैं और 
आसमानों और धरती की उत्पत्ति में 
चिन्तन-मनन करते रहते हैं । (और 
सहसा कहते हैं) हे हमारे रब्ब ! तू ने 
कदापि इसे बिना उद्देश्य के पैदा नहीं 
किया । पवित्र है तू । अतः हमें आग 
के अज़ाब से बचा ले ।।92। 

हे हमारे रब्ब ! जिसे तू अग्नि में प्रविष्ट 
कर दे तो निस्सन्देह उसे तू ने अपमानित 
कर दिया और अत्याचारियों के कोई 
सहायक नहीं होंगे ।।93। 

हे हमारे रब्ब ! निस्सन्देह हमने एक 
पुकारने वाले को सुना जो ईमान के 
लिए पुकार रहा था कि अपने रब्ब पर 


|! पारः 4 
95054 7288 2 की) 
Dial 23) 87: 0886" boca 


Eg 6535, us 
2 nl लहर. शक 8) 
35 | Ns Do 


(555 ४8 5८340 ESCA] 
NBS sg 
Yt EGE SU 
JIGS 


5S Sip ES 


© ys (72 Ce Ls 4 >| 


Coste 000 


sD 


7 ~ 


सूरः 3, आले इम्रान 


ईमान ले आओ । तो हम ईमान ले 
आए। हे हमारे रब्ब ! अतः हमारे पाप 
क्षमा कर दे और हमसे हमारी बुराइयाँ 
दूर कर दे और हमें सदाचारियों के साथ 
मृत्यु दे ।।94। 

हे हमारे रब्ब ! और हमें वह वचन प्रदान 
कर दे जो तू ने अपने रसूलों पर हमारे पक्ष 
में अनिवार्य कर दिया था (अर्थात्‌ नबियों 
से ली गई प्रतिज्ञा) और हमें क़यामत के 
दिन अपमानित न करना । निस्सन्देह तू 
वचनभंग नहीं करता ।95।* 

अतः उनके रब्ब ने उनकी दुआ स्वीकार 
कर ली (और कहा) कि मैं तुम में से 
किसी कर्म करने वाले का कर्म कदापि 
निष्फल नहीं करूँगा चाहे वह पुरुष हो 
अथवा स्त्री । तुम में से कुछ, कुछ से 
सम्बन्ध रखते हैं । अतः वे लोग जिन्होंने 
हिजरत की और अपने घरों से निकाले 
गए और मेरे रास्ते में दुःख दिए गए और 
उन्होंने युद्ध किया और उनका वध किया 
गया मैं अवश्य उनसे उनकी बुराइयाँ दूर 
कर दूँगा और अवश्य उन्हें ऐसे स्वर्गो में 
प्रविष्ट करूँगा जिनके दामन में नहरें 
बहती हैं । (यह) अल्लाह की ओर से 
पुण्यफल स्वरूप (है) और अल्लाह ही 
के पास सर्वोत्तम पुण्यफल है ।96। 


| पार; 4 


६22] 
५ 6574 55-23 ke 
be pnb ws iso 
33555 «५ ANID 
SS sss 
Fa srg ४5 
2 ७००८१ sym 


AB SR hz 


(०-०६ ५४| ३ He 


व 2 
€ | 95 | 


OD 55 





als 
ov 


नबियों की प्रतिज्ञा के लिए देखें सूरः आले इग्रान आयत 82 और सूरः अल्‌ अहज़ाब आयत-8 । इस 


आयत में अला (पर) शब्द के पश्चात्‌ लिसानि रुसुलिका (तेरे नबियों की जुबानी) नहीं कहा गया है 
बल्कि केवल 'रुसुलिका' (तेरे सब रसूल) शब्द है । यह अला शब्द अनिवार्यता का सूचक है और 
तात्पर्य यह है कि नबियों पर जिस प्रकार तूने अनिवार्य कर दिया था कि वे अर्थात्‌ उनकी जातियाँ आने 
वाले रसूल की अवश्य सहायता करें और यदि उन्होंने ऐसा न किया तो उनकी गलती होगी । अन्यथा 
अल्लाह तो प्रत्येक अवस्था में अपने वचनानुसार अपने रसूलों को विजयी किया करता है । 


सूरः 3, आले इम्रान 


उन लोगों का जिन्होंने इनकार किया, 
बस्तियों में आना-जाना तुझे कदापि 
धोखा में न डाले ।।97। 

थोड़ा सा अस्थायी लाभ है । फिर उनका 
ठिकाना नरक होगा और वह बहुत बुरा 
ठिकाना है ।।98। 

परन्तु वे लोग जिन्होंने अपने रब्ब का 
तक़वा धारण किया उनके लिए स्वर्ग हैं 
जिनके दामन में नहरें बहती हैं । वे सदा 
उनमें रहने वाले हैं । (यह) अल्लाह की 
ओर से उनके आतिथ्य स्वरूप (होगा) 
और वह जो अल्लाह के पास है वह नेक 
लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ।।99। 

और निस्सन्देह अहले किताब में से ऐसे 
भी हैं जो अल्लाह के समक्ष विनम्रता 
पूर्वक झुकते हुए अल्लाह पर ईमान लाते 
हैं और उस पर भी जो तुम्हारी ओर 
उतारा गया है और जो उनकी ओर उतारा 
गया था । वे अल्लाह की आयतों को 
मामूली क़ीमत के बदले नहीं बेचते । यही 
वे लोग हैं जिनके लिए उनका प्रतिफल 
उनके रब्ब के पास है । निस्सन्देह अल्लाह 
हिसाब (लेने) में बहुत तेज़ है ।200| 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! धैर्य 
धरो और धैर्य का उपदेश दो और 
सीमाओं की सुरक्षा पर चौकन्ने रहो 
और अल्लाह से डरो ताकि तुम सफल 
हो जाओ ।20।* (रुकू ) 


(9292! 

Se spss EEE 
Sigil 3 

Fi BNIB Hos) 
(६3 720७ )-७ VES ase 


Es 5022 ४ ५० 
~ 2 ~ ed > 


f | “०२२४ Fo 
BEDS 


3220-०3 | 2०० 9०४ ४; GG 
sl 50 ls 3 ls 


& § i ) 3s la 22 ) 


) 





* यहाँ राबितू शब्द से अभिप्राय सीमाओं पर घोड़े बांधना है । जिसका अर्थ यह है कि कभी भी शत्रु के 
आक्रमण से असावधान न रहो बल्कि जैसे सीमा पर खड़े होने से सीमा पार के समाचार पता चलते रहते हैं 
इसी प्रकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा करो और शत्रु को सहसा अपने ऊपर आक्रमण करने का अवसर न दो। 


|}! 


4- सूरः अन-निसा 


यह सूरः हिजरत के तीसरे और पाँचवें वर्ष के बीच अवतरित हुई । बिस्मिल्लाह 
सहित इसकी ।77 आयें हैं । 

इस सूर: का आरम्भ एक ऐसी आयत से होता है जिसमें एक ही जान से मनुष्य 
जन्म के चमत्कारिक आरम्भ का वर्णन मिलता है । इस प्रकार आदम शब्द की एक और 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है । 

इस सूरः का इससे पूर्ववर्ती सूरः के अंतिम भाग से गहरा संबंध है । पिछली सूरः 
के अंत पर धैर्य धरने की शिक्षा के अतिरिक्त यह शिक्षा भी दी गई थी कि एक दूसरे को 
धैर्य धरने का उपदेश भी करते रहो और अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी करो । इस सूरः में 
शत्रु के साथ भयानक युद्धो का वर्णन है जिसके परिणाम स्वरूप अधिकता से स्त्रियाँ 
विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएँगे । युद्धो के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली 
कठिनाइयों और विधवाओं तथा अनाथों के अधिकारों के सम्बन्ध में इस समस्या का एक 
समाधान एक से अधिक विवाह करने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बशर्ते मोमिन 
न्याय पर अटल रह सके । यदि न्याय पर अटल नहीं रह सकता तो केवल एक विवाह पर 
ही संतुष्ट होना पड़ेगा । 

इस सूरः में इस्लामी उत्तराधिकार व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्त और उनके विवरण 
का उल्लेख हुआ है । 

इसी सूरः में यहृदियत और ईसाइयत के परस्पर संबंध और हज़रत ईसा अलै. के 
आविर्भाव का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि जब यहूदियों ने अपने समस्त वचन तोड़ 
दिये और कठोर दिल हो गए और हज़रत ईसा अलै. को सूली पर चढ़ा कर मारने का 
प्रयत्न किया तो किस प्रकार अल्लाह तआला ने सूली के द्वारा हज़रत ईसा अलै. का वध 
करने की उनकी चेष्टा को असफल कर दिया और हज़रत ईसा अलै. का उन सभी 
आरोपों से मुक्त होना साबित किया जो आप पर और आपकी माता पर यहूदियों की 
ओर से लगाए गए थे । 

इस सूर में हज़रत ईसा अलै. की हिजरत का भी वर्णन मिलता है और यह 
भविष्यवाणी भी वर्णित है कि अहले किताब में से कोई भी गिरोह ऐसा नहीं रहेगा जो 
हज़रत ईसा अलै. की सत्यता और आप की स्वभाविक मृत्यु पर ईमान न ले आया हो । 
यह भविष्यवाणी अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर में आप के प्रवास से अक्षरशः पूरी हो 
गई । 


ज्र्र् 


सूरः 4, अन-निसा 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

हे लोगो ! अपने रब्ब का तक़वा 
धारण करो जिसने तुम्हें एक जान से 
पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा 
बनाया और फिर उन दोनों में से 
पुरुषों और स्त्रियों को बहसंख्या में 
फैला दिया । और अल्लाह से डरो 
जिसके नाम की दुहाई दे कर तुम 
एक दूसरे से मागते हो और निकट 
सम्बंधियों (की आवश्यकताओं) का 
भी ध्यान रखो । निस्सन्देह अल्लाह 
तुम पर निगरान है ।2। 

और अनाथों को उनके धन दे दो और 
अपवित्र चीज़ें पवित्र चीज़ों के बदले 
में न लिया करो और उनके धन अपने 
धन से मिला कर न खा जाया करो । 
निस्सन्देह यह बहुत बड़ा पाप है ।3। 
और यदि तुम डरो कि तुम अनाथों के 
विषय में न्याय नहीं कर सकोगे तो 
स्त्रियों में से जो तुम्हें पसन्द आएँ 
उनसे निकाह करो । दो-दो और 
तीन-तीन और चार-चार । परन्तु 
यदि तुम्हें भय हो कि तुम न्याय नहीं 
कर सकोगे तो फिर केवल एक 
(पर्याप्त है) अथवा वे जिनके तुम्हारे 
दाहिने हाथ मालिक बन गये । यह 





9-3 REJVES P PEN 


5 | GE ० U5) 5 
AES SHINS ZENE 


a 2% Ls MI लो | 2६ > ५ 
है? सी. 
dT eS 


[se Yoga ss 
PoE ES WAS] 

ORSC HOES IETS) 
ANE RIE 
EUSA AE 
sy 08 Rss 


~ FE Dai 


ll b Fe (पे हि sTIz a 
5 5 Shs sl 54> 98 


सूरः 4, अन-निसा 


(उपाय इस बात के) अधिक निकट 
है कि तुम अन्याय से बचो ।4।* 

और स्त्रियों को उनके महर हार्दिक 
प्रसन्नता से अदा करो । फिर यदि वे 
अपनी हार्दिक प्रसन्नता से उसमें से कुछ 
तुम्हें देने के लिए सहमत हों तो उसे 
बिना असमंजस के चाव से खाओ ।5। 
और अपने वह धन बुद्धिहीनों के सुपुर्द न 
किया करो जिनको अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए (आर्थिक) स्थिरता का साधन 
बनाया है । और उन्हें उस (धन) में से 
खिलाओ और पहनाओ और उनसे 
अच्छी बात कहा करो ।6। 

और अनाथों को जाँचते रहो यहाँ तक 
कि वे निकाह (की आयु) को पहुँच 
जाएँ। अत: यदि तुम उनमें बुद्धि (के 
लक्षण) देखो तो उनके धन उनको 
वापस कर दो और इस डर से 
अपव्यय और शीघ्रता के साथ उनको 
न खाओ कि कहीं वे बड़े न हो 
जाएँ। और जो धनवान्‌ हो तो 


|} पारः 4 


L 5 22% 5 F Pd 

Ol Ys 

2 Furs ॐ ३ oh ~ A fz 
ot EPCOT IE 

"S EF ३ ६८२ ~ Cg 

9 Cf Ls ५ ५८ Oe ~ >> 
ks (a र DT 425 8 ed ट te 
(६8 दी पर का त5 rf be ५ 2 
De _>->११)) | 9 “०22 ~) ay 
7 ४२ CE) REC 9S र ना 
लो 557 208 286 
& i | 4 है| ~ स सा ~ 
ESTEE USE 
a0 / दै smi 2% 2%) » (६ 
| 953 | NE og Fed | ot 
5६ ~ 2 NS 96४ AS क्या Wz pd 5{ 
Bl ७ 960४४ Alle) 
(६८5६ A 5 gr 5 Tiilz i 
OS 3552 DS 


EE 9. | ना द 2 > 
Ck 57S i Di CS 4 
WE EP /० 22.७.......9 

5 ४5 28 ० CFD . _ 





* इस आयत में यह आदेश नहीं दिया गया है कि अवश्य दो-दो, तीन-तीन, चार-चार विवाह करो । 
बल्कि तात्पर्य यह है कि एक समय में अधिक से अधिक चार पत्तियाँ रख सकते हो । जबकि 
इससे पूर्व अरबवासियों में शादियों की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती थी । अतः इस प्रकार 
अनिर्धारित संख्या में शादियाँ करने के विपरीत शादियों की पाबंदी कराने वाली यह आयत है। 
विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जबकि युद्धों के कारण बहुत सी क़ैदी औरतें हाथ आती हैं और 
अनाथों के पालन-पोषण के लिए भी एक ही पत्नी पर्याप्त नहीं हो सकती । इस कारण ऐसी 
परिस्थिति में एक से अधिक शादी करने की आज्ञा है बशर्ते न्याय पर अटल रह कर ऐसा किया 
जाए । इस आयत के दोनों छोर पर न्याय की शर्त को प्राथमिकता दी गई है । वे लोग जो इस 
बहाने से, कि एक से अधिक विवाह की अनुमति है, पहली पत्नी को अधर में लटकती हुई वस्तु 
की भाँति छोड़ देते हैं, वे कदापि इस्लाम के आदेश का पालन नहीं करते बल्कि वासना-पूर्ति के 


लिए ही एकाधिक विवाह करते हैं । 


सूरः 4, अन-निसा 


चाहिए कि वह (उनका धन खाने से) 
पूर्णतया परहेज़ करे । हाँ जो निर्धन 
हो तो वह उचित रूप से खाए। फिर 
जब तुम उनको उनका धन लौटाओ 
तो उन पर गवाह बना लिया करो । 
और अल्लाह हिसाब लेने के लिए 
पर्याप्त है ।7। 
पुरुषों के लिए उस तरका में से एक भाग 
है जो माता-पिता और निकट 
सम्बंधियों ने छोड़ा । और स्त्रियों के 
लिए भी उस तरका में एक भाग है जो 
माता-पिता तथा निकट सम्बंधियों ने 
छोड़ा । चाहे वह थोड़ा हो चाहे 
अधिक । (यह एक) निश्चित किया 
गया भाग (है) ।8। 
और जब (तरका के) विभाजन के समय 
पर (ऐसे) निकट सम्बंधी (जिनकों 
विधि के अनुसार भाग नहीं मिलता) 
और अनाथ और निर्धन भी आ जाएँ तो 
कुछ उसमें से उनको भी दो और उनसे 
अच्छी बात कहा करो ।9। 
और वे लोग इस बात से डरें कि यदि वे 
अपने पीछे कमज़ोर संतान छोड़ जाते, 
तो उनके विषय में डरते । अतः चाहिए 
कि वे अल्लाह से डरे और साफ़-सीधी 
बात कहें ।।0| 
निस्सन्देह वे लोग जो अनाथों का धन 
अत्याचार पूर्वक खाते हैं वे अपने पेटों में 
केवल आग झोंकते हैं और निश्चित रूप 
से वे धधकती हुई अग्नि में पड़ेंगे ।।।। 
(रुकू > ) 


।}} पारः 4 
ES ५४ 2. > 2 ग ७ + के ५ 2 ~र 
2) + 35 bb 337०५ 
४ Is SZ {5 5 Fe ८४० 
409४४) sede | १3०७-०७ »७ | «| 

OCS 

LIAS SE 
EL DT RSE 8:59 
EEO 
U5 ०१५ #आ 5 दर हट oT 

(2.०3 3६० ~ 9 | 


RE yes IPED espe 
BEPC SERPS 


CT a 


0357 52g PEE 


"4 है 
>--९०. 


HSS TAS 


सूरः 4, अन-निसा 





अल्लाह तुम्हें तुम्हारी संतान के बारे में 
वसीयत करता है । पुरुष के लिए दो 
स्त्रियों के भाग के समान (भाग) है । 
और यदि वे दो से अधिक स्त्रियाँ हों तो 
उनके लिए दो तिहाई है, उसमें से जो 
उस (मरने वाले) ने छोड़ा । और यदि 
वह अकेली हो तो उसके लिए आधा है । 
और यदि उस (मृतक) की संतान हो तो 
उस के माता-पिता में से प्रत्येक के लिए 
उसके तरका में से छठा भाग है । और 
यदि उसकी संतान न हो और उसके 
माता-पिता ही उसके उत्तराधिकारी हों 
तो उसकी माता के लिए तीसरा भाग है 
और यदि उस (मृतक) के भाई (बहन) 
हों तो फिर उसकी माता के लिए छठा 
भाग होगा, वसीयत के अदा करने के 
बाद जो उसने की हो अथवा कर्ज़ चुकाने 
के बाद । तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारी 
संतान, तुम नहीं जानते कि उन में से 
कौन लाभ पहुँचाने में तुम्हारे अधिक 
निकट है । यह अल्लाह की ओर से 
(निर्धारित) कर्त्तव्य है । निस्सन्देह 
अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) 
परम विवेकशील है ।2। 

और जो तुम्हारी पत्नियों ने तरका छोड़ा 
है, यदि उनकी कोई संतान न हो तो 
तुम्हारे लिए उसमें से आधा होगा । अतः 
यदि उनकी कोई संतान हो तो तुम्हारे 
लिए उसमें से चौथा भाग होगा जो 
उन्होंने छोड़ा, वसीयत के अदा करने के 
बाद जो उन्होंने की हो अथवा कर्ज 


|} पारः 4 
ESS AEE NO 


N \ 


MT 
fb CEN 
305 ECE SEES 
72037 UNF FERS 5558 
४४ ५ pi essed) 
(४ ss 298 sds 


$) 


0४3४ Sis 353 


ह 


322522 85 22595 %# | ४ 
Fe i] i | पद ses 
८४ 5555४ 24-57 
WHS Bz 

OUSSENEOS 


सूरः 4, अन-निसा 





चुकाने के बाद । और उनके लिए उसमें 
से चौथा भाग होगा जो तुमने छोड़ा यदि 
तुम्हारी कोई संतान न हो । और यदि 
तुम्हारी कोई संतान हो तो उन 
(पत्नियों) का उसमें से आठवां भाग 
होगा, उसमें से जो तुमने छोड़ा, वसीयत 
के अदा करने के बाद जो तुमने की हो 
अथवा क़्र्ज़ चुकाने के पश्चात । और 
यदि किसी ऐसे पुरुष अथवा स्त्री के छोड़े 
हुए धन को विभाजित किया जा रहा हो 
जो कलालः हो (अर्थात्‌ न उसके 
माता-पिता हों न ही कोई संतान हो) 
परन्तु उसका भाई अथवा बहन हो तो 
उन दोनों में से प्रत्येक के लिए छठा भाग 
होगा । और यदि वे (बहन भाई) इससे 
अधिक हों तो वे सब तीसरे भाग में 
भागीदार होंगे, वसीयत के अदा करने के 
बाद जो की गई हो अथवा क़र्ज़ चुकाने 
के पश्चात्‌ बिना किसी को कष्ट में डाले 
(ये) वसीयत है अल्लाह की ओर से । 
और अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला 
और बड़ा सहनशील है ।।3। 

यह अल्लाह की (निर्धारित की हुई) 
सीमाएँ हैं और जो अल्लाह का और 
उसके रसूल का आज्ञापालन करे तो वह 
उसे ऐसे स्वर्गो में प्रविष्ट करेगा जिनके 
दामन में नहरें बहती होंगी । वे उनमें 
एक लम्बे समय तक रहने वाले होंगे और 
यह बहुत बड़ी सफलता है ।।4। 

और जो अल्लाह और उसके रसूल की 
अवज्ञा करे और उसकी सीमाओं का 


<| | > हर > Cl SE . E (cH 3 ह Ed 
> “+9 | |>»७ 0५ yd 

Z A « TAZ Z 
es ce yy FE) | 3, ॥ Fe 
Z io 2329५ ~ | (3 f $; ie) 
(CR 


w Ce 72% ४ 27 2f ie |» 
Juss 2२3 ४ sos 


tT 


ge 
~ Z 
3, 


CD wa ~ EE ~ ¢ z+ न! w ~ 
deeded 50९2 4...29 


२ ee 


दर 


~ es 2 47+ ¢ > CI पति 
WES LPs ss <5 
> 5 र 


| 4 
> > Eid «» YZ 2? ds 3 2 4 
SSS DN 53 


il | ~ b (६8 > 335. न्थ [ee & 
WS GCN SNES 


por «52 हि हक 
borne ie ~ ~ 2% 2 AZ 
9 5 9 | I KD 


सूरः 4, अन-निसा |} पारः 4 


उल्लंघन करे तो वह उसे एक (ऐसी) ६ Pe TE OM 
अग्नि में डालेगा, जिसमें वह एक लम्बे 5 Las 59> 


समय तक रहने वाला होगा और उसके € Sy tS 
लिए अपमानित कर देने वाला अज़ाब 

(निश्चित) है ।।5। (रुकू त ) 

और तुम्हारी स्त्रियों में से वे जिन्होंने 75५६: ६5 | 6 
कुकर्म किया हो, उन पर अपने में से EE 

चार गवाह बना लो । अतः यदि वे ०४ 2१25 7८५6344 


गवाही दें तो उनको घरों में रोके रखो 
यहाँ तक कि उन पर मौत आजाए 


LIER HACER 


अथवा उनके लिए अल्लाह कोई (और) (७4३७ (22५ 3-० १०) £ ५५9 9५ 
मार्ग निकाल दे ।6।* : 


(कुकर्म) को किए हए हों उन्हें 


© ना RY नी 
OW 
०) 


~ 


और तुम में से वे दो पुरुष जो इस  ((५६।5 (4 356 250s G03 


w 


(शारीरिक) दंड दो । फिर यदि वे 6) esl 99८५ ७०.०५ 


प्रायश्चित कर लें और सुधार कर लें 
तो उनको छोड़ दो । निस्सन्देह 


ot 


अल्लाह बहुत प्रार्याश्‍्चित स्वीकार करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ॥7।7 





ats 
ov 


alate 
CO 


अल्लाह उनके लिए मार्ग निकाल दे से दो बातें अभिप्राय हो सकती हैं । प्रथम यह कि पति पहले 
मर जाए और पत्नी स्वतः स्वतन्त्र हो जाए तथा दूसरा यह कि पति उसे तलाक दे दे ताकि वह किसी 
और पुरुष से विवाह कर ले । 

आयत संख्या ।6,।7 का उस यौनविकृति से सम्बन्ध है जिसे आज कल समलैंगिकता (Gay 
Movement) कहते हैं । अर्थात्‌ स्त्रियों का स्त्रियों के साथ और पुरुषों का पुरुषों के साथ दुष्कर्म 
करना स्त्रियों पर आरोप सिद्ध करने के लिए तो चार गवाह आवश्यक हैं परन्तु पुरुषों के विषय में 
चार गवाहों की कोई शर्त नहीं । यह स्त्रियों के इज़्ज़त की सुरक्षा और उन्हें आरोप से बचाने के लिए 
है । ऐसी स्त्रियों के विषय में यह जो कहा गया है कि उन्हें घरों में रखो, इसका तात्पर्य यह नहीं कि 
उन्हें कैद कर दो और घरों से बाहर ही न निकलने दो, बल्कि यह अर्थ है कि उन्हें अकेला बाहर न 
जाने दो और बिना आज्ञा के निकलने न दो ताकि यह अश्लीलता न फैले । प्रश्‍न यह है कि ऐसे 
पुरुषों पर पाबन्दी क्यों नहीं ? इसका कारण स्पष्ट है । कुरआन करीम पुरुषों पर घर को चलाने और 
परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व डालता है । यदि पुरुषों को घरों में कैद कर+ 


सूरः 4, अन-निसा 


निस्सन्देह उन्हीं लोगों का प्रायश्चित 
स्वीकार करना अल्लाह के ज़िम्मे है जो 
(अपनी) अज्ञानतावश बुराई कर बैठते 
हैं, फिर शीघ्र प्रायश्चित कर लेते हैं । 
अत: यही लोग हैं जिन पर अल्लाह 
प्रायश्चित स्वीकार करते हुए झुकता है। 
और अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) परम विवेकशील है ।।8। 

और उन लोगों का कोई प्रायश्चित नहीं 
जो कुकर्म करते है यहाँ तक कि उनमें से 
जब किसी को मृत्यु आ जाए तो वह 
कहता है मैं अब अवश्य प्रायश्चित 
करता हूँ । और न उन लोगों का 
प्रार्याश्‍्चित है जो काफिर होने की दशा 
में मर जाते हैं । यही वे लोग हैं जिनके 
लिए हमने पीड़ाजनक अज़ाब तैयार कर 
रखा है ।।9| 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम्हारे 
लिए उचित नहीं कि तुम ज़बरदस्ती 
करते हुए स्त्रियों का उत्तराधिकार प्राप्त 
करो । और उन्हें इस उद्देश्य से तंग न 
करो कि जो कुछ तुम उन्हें दे बैठे हो 
उसमें से कुछ (फिर) ले भागो, सिवाय 
इसके कि वे खुल्लम-खुल्ला कुकर्म में पड़ 
चुकी हों और उनके साथ सद्व्यवहार 
करते हुए जीवन बिताओ । और यदि 


|) | 


पार; 4 


पं 06 54 MES) 


2 24% 


6) 63 sgl Ds Ns ७ 
De <० ls 
ES SR 2  अक 0 


AR “ L527 


LS 9 Oo» 9 


Z 


5) CRE 


peso Bolas ४३ Ss) 
~ A 2a 


D2 9०-२२ | ४ सा 


४ ~ 


न 
° °+ 
> >> (९) 


>, 
~ 2 


(2४ 
ब 





«दिया जाता तो उनके घर कैसे चलते और गुज़ारा कैसे होता ? इसके स्थान पर कहा कि पुरुषों को 
शारीरिक दंड दो और दंड में 80 या ।00 कोड़े लगाना नहीं कहा बल्कि परिस्थिति के अनुसार दंड 
निर्धारित हो सकता है । साथ ही पकड़े जाने के बाद उनकी निगरानी करनी है । इसके बाद यदि वे 
प्रायश्चित करें और भविष्य में सुधार का वचन दें तो फिर उनको बार-बार अपनी दृष्टि में रख कर 
अथवा कोई और प्रतिबंध लगा कर तंग नहीं करना चाहिए । 


सूरः 4, अन-निसा 


तुम उन्हें नापसन्द करो तो संभव है कि 
तुम एक वस्तु को नापसन्द करो और 
अल्लाह उसमें बहुत भलाई रख दे ।20। 
और यदि तुम एक पत्नी को दूसरी 
पत्नी के स्थान पर बदलने की इच्छा 
करो और तुम उन में से एक को ढेरों 
धन भी दे चुके हो तो उसमें से कुछ 
वापस न लो । क्या तुम उसे आरोप 
लगाते हुए और खुल्लम-खुल्ला पाप 
में पड़ते हुए लोगे ? ।2।। 

और तुम उसे कैसे ले लोगे जब कि तुम 
एक दूसरे से (एकांत में) मिल चुके हो 
और वे तुम से (वफ़ादारी का) पक्का 
वचन ले चुकी हैं ।22। 

और स्त्रियों में से उनसे निकाह न करो 
जिनसे तुम्हारे बाप-दादे निकाह कर 
चुके हों । सिवाय इसके जो पहले गुज़र 
चुका (सो गुज़र चुका) निस्सन्देह यह 
बड़ा अश्लील और घृणा योग्य (कर्म) है 
और बहुत ही बुरा मार्ग है ।23। 

(रुकू उ ) 
तुम पर तुम्हारी माताएँ हराम (अवैध) 
कर दी गई हैं । और तुम्हारी बेटियाँ और 
तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और 
तुम्हारी मौसियाँ और भाई की बेटियाँ 
और बहिन की बेटियाँ और तुम्हारी वे 
माताएँ. जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है 
और तुम्हारी दूध-बहनें और तुम्हारी 
पत्नियों की माताएँ और जिन पत्तियों से 
तुम दांपत्य सम्बन्ध स्थापित कर चुको 
उनकी वे पिछलग बेटियाँ भी जो तुम्हारे 


||| पारः 4 


[|] 2 ~ IE 65 
rd 22% 52 AW (जज 6 [४२६ 
ORES | 2० १-२३ 40| ००३ ५८ 


OEE SSO ASSES 


BEY) Ss ८3) 
LL SES EUG Cie 


AS C2 | जि 4०3 5 6 555 


CA 4 ~ दा ५ b i ~ 5 g 
द £ उ ~ [८५° ६३८६ 
& DD 9 9 


५ fr TZ i 72 
> 
८ 


~ 


८५५ ०5७० 5 OST IE 
ESE SI feS SiR Yee 
re 
GN SLI ७ 


pe | 9 SND) | 
3 
sl (५ | क Es (5 ~) > 


सूरः 4, अन-निसा 


घर में पली हों तुम पर हराम हैं । हाँ 
यदि तुम उन (अर्थात्‌ पत्नियों) से 
दांपत्य सम्बन्ध स्थापित न कर चुके हो 
तो फिर तुम पर कोई पाप नहीं । इसी 
प्रकार तुम्हारे उन औरस पुत्रों की 
पत्नियाँ भी तथा यह भी (तुम पर हराम 
है) कि तुम दो बहिनों को (अपने 
निकाह में) इकट्ठा करो । सिवाय इसके 
जो पहले हो चुका (सो हो चुका) । 
निस्सन्देह अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 


है ।24। 


||| पारः 4 


I 5 5४ ~ 250, 83 $”, 


2 jp i oi Te 3 ~ pS DI EE 

£ ® g ० षष 

६ ~ y 2 ~ 4२ a 

GE Se 
कक क प 


६ ri bo 27६ ०८११ 


CN 


2 मद > re दद्‌ 
(9 ०८००७ |) ss 


सूरः 4, अन-निसा 


और स्त्रियों में से वे (भी तुम पर हराम 
हैं) जिनके पति मौजूद हों, सिवाय उनके 
जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हों । 
यह अल्लाह की ओर से तुम पर अनिवार्य 
है और तुम्हारे लिए हलाल (वैध) कर 
दिया गया है जो इसके अतिरिक्त है कि 
तुम (उन्हे) अपनाना चाहो, अपने धन 
के द्वारा, अपने चरित्र की सुरक्षा करते 
हुए न कि कुकर्म का मार्ग अपनाते हुए । 
अतः उनको उनके महर इस आधार पर 
कि तुम उनसे लाभ उठा चुके हो, 
अनिवार्य रूप से अदा करो । और तुम 
पर इस विषय में कोई दोष नहीं कि तुम 
महर निर्धारित होने के बाद (किसी 
परिवर्तन पर) परस्पर सहमत हो जाओ । 
निस्संदेह अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने 
वाला (और) परम विवेकशील है ।25। 

और तुम में से जो कोई आर्थिक रूप से 
सामर्थ्य न रखते हों कि स्वतंत्र मोमिन 
स्त्रियों से निकाह कर सकें तो वे तुम्हारी 
मोमिन दासियों में से जिनके तुम्हारे 
दाहिने हाथ मालिक हुए (किसी से) 
निकाह कर लें । और अल्लाह तुम्हारे 
ईमानों को भली-भाँति जानता है । तुम 
में से कुछ, कुछ के साथ सम्बन्ध रखते 
हैं। अतः उनके मालिकों की आज्ञा से 
उनसे निकाह करो तथा उनको उनके 
हक़ महर विधि पूर्वक अदा करो, ऐसी 
अवस्था में कि वे अपनी इज़्ज़त को 
बचाने वालियाँ हों न कि अश्लील कृत्य 
करने वालियाँ और न ही छिपे मित्र 


पर GY UN 
ROAM ES Fes 


पारः 5 


CAs 722 


| 


7 
os BGT MRS oo T rr 


susie 


+ ~ 5 ew RZ Zs 


Cs oS (०२०७७ Fee | 94 | 


CY 5 CF ra tg oS 


pn (2. Ys 45; 8 25> | 


CS Cp 4. AS ८४ 


OSTEO IE) 


SS, 


Ei Hb es ०००५ 
CI eS ७) ES | 
ER 52 कप पट 
Ls il 
coer Ce 


DBE 3] 


B35 Coal Cys 


Ys Coss DR] 


सूरः 4, अन-निसा 


बनाने वालियाँ हों । अतः जब वे 
निकाह कर चुकीं, फिर यदि वे 
अशलीलता में पड़ें तो उनका दंड स्वतन्त्र 
स्त्रियों की तुलना में आधा होगा । यह 
(छूट) उस के लिए है जो तुम में से पाप 
से डरता हो । और तुम्हारा धैर्य धरना 
तुम्हारे लिए बेहतर है । और अल्लाह 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला है ।26। (रुकू +) 
अल्लाह चाहता है कि वह तुम पर 
बात ख़ूब स्पष्ट कर दे और उन 
लोगों के तरीकों की ओर तुम्हारा 
मार्गदर्शन करे जो तुमसे पहले थे 
और प्रायश्चित स्वीकार करते हुए 
तुम पर झुके और अल्लाह स्थायी 
ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।27। 

और अल्लाह चाहता है कि तुम पर 
प्रायश्चित स्वीकार करते हुए झुके । 
और वे लोग जो तामसिक इच्छाओं के 
पीछे लगे रहते हैं, चाहते हैं कि तुम बड़े 
ज़ोर से (उनकी ओर) आकर्षित हो 
जाओ ।28। 

अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का 
कर दे और मनुष्य दुर्बल पैदा किया गया 
है ।29। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अपने 
धन को परस्पर अवैध ढंग से न खाया 
करो । हाँ यदि वह ऐसा व्यापार हो जो 
तुम्हारी परस्पर सहमती से हो और तुम 
अपने आप की (आर्थिक रूप से) हत्या 


||) पारः 5 
FR (5 ATT (६ हः 2 i 
CIOL ग me | 342 हक । || 

EGS gl 3252५: 
द ie El {+ ke 7 Ra 722९ 
CCS lis) (2 ~ al 


~~ RI 


Sls 2) 


£ DD 


6 5 0 
Y 


(७9) >2> 3 3 CUE F< 
) 
के Ci I ४ > 
~~ >€ re 40 ही 
+ SE s\~ ~ 3” 
MEDIANS 
© I ~ 2 3|[ “५ | ~ 


ड 
ARIS RSS gc है. 


222 


69 6:60: Fe _ 4 & EK Y | 


ISS ISS EY 
SS OSS ov ss 
RE 


A 2 


22 Jo 


सूरः 4, अन-निसा 


न करो । निस्सन्देह अल्लाह तुम पर 
बार-बर दया करने वाला है ।30। 

और जो सीमा का उल्लंघन करते हुए 
और अत्याचार करते हुए ऐसा करे तो 
हम उसे शीघ्र एक आग में डालेंगे और 
यह बात अल्लाह पर आसान है ।3।। 
यदि तुम उन बड़े पापों से बचते रहो 
जिनसे तुम्हें रोका गया है तो हम तुम से 
तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर देंगे और हम 
तुम्हें एक बड़े प्रतिष्ठित स्थान में प्रविष्ट 
करेंगे ।32। 

और अल्लाह ने जो तुम में से कुछ को 
कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की है, उसकी 
लालच न किया करो । पुरुषों के लिए 
उसमें से भाग है जो वे अर्जित करें तथा 
स्त्रियों के लिए उसमें से भाग है जो वे 
अर्जित करें और अल्लाह से उसकी कृपा 
को माँगो । निस्सन्देह अल्लाह प्रत्येक 
विषय का ख़ूब ज्ञान रखता है ।33। 

और हमने प्रत्येक के लिए उस (धन) के 
उत्तराधिकारी बनाए हैं जो माता-पिता 
और निकट सम्बन्धी छोड़ें । और वे 
जिनसे तुमने पक्के वचन लिए हैं, उनको 
भी उनका भाग दो । निस्सन्देह अल्लाह 
प्रत्येक विषय पर निरीक्षक है ।34। 

(रुकू ज) 
पुरुष स्त्रियों पर उस श्रेष्ठता के कारण 
निगरान हैं जो अल्लाह ने उनमें से कुछ 
को कुछ पर प्रदान की है और इस कारण 


|| 


पारः 5 


> 


oe Zz र ~ 4 द + क| 
OIG) | 


IR AZIZ 


452% od ¢ a DE <| | ad लाला 
9 9.3 30 9-०७ sas (63 


gs ८5 esl) OE 2 
OEE FE 


re 4,2 rd Bro aE 5 > 
AE 0१७४ ८ HE 9-२० ०-०! 
Be ०% z 2 2 BR 5 2 ३7 5S 
CIALIS 
7 


(&:6.22५.२॥ 5Ys 
IES JOC ३८ 


ESS NS 


+ ~ 


SN Z Ea ६ + PEG > ZY 
£ OOS) yal 


Br ६ i ~~? a DR >. DE ~ 
5 | ics 30% ७ Ys 
el ~ 


EID De i 5 B22 द्र 


uk GiB] po ७ 


EC 2,2 ७ ८7 
Syslog sds 





* यह अनुवाद हज़रत मीर मुहम्मद इसहाक साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु के कुरआन अनुवाद से उद्धृत 


किया गया है । 


सूरः 4, अन-निसा 


से भी कि वे अपने धन (उन पर) खर्च 
करते हैं । अतः नेक स्त्रियाँ आज्ञाकारिणी 
और (उनकी) अनुपस्थिति में भी उन 
वस्तुओं की सुरक्षा करने वाली होती हैं, 
जिनकी सुरक्षा का अल्लाह ने आदेश 
दिया है और वे स्त्रियाँ जिनसे तुम्हें 
विद्रोह-पूर्ण व्यवहार का भय हो तो 
उनको (पहले तो) नसीहत करो, फिर 
उनको बिस्तरों में अलग छोड़ दो और 
फिर (आवश्यकतानुसार) उन्हें शारीरिक 
दंड भी दो । अतः यदि वे तुम्हारा 
आज्ञापालन करें तो फिर उनके विरुद्ध 
कोई तर्क न खोजो । निस्सन्देह अल्लाह 
उत्युच्च (और) बहुत बड़ा है ।35।* 

और यदि तुम्हें उन दो (पति-पत्नी) के 
बीच अत्यधिक मतभेद का भय हो तो 


| पारः 5 


~ 
bed >> 2 


| 94) | sy 3 US Uke 5g al 
SS Co ७ se | Cre 


bad 


40 4७55 ८५ ८४४ Sb 
Oa 385 %/ 59४5 ls 
55% 35७५८ ॥ Al 
NOMAD EPEC 
OAS 


A 


| ~ ७ Ce er Door) | 9 





*% अर्९जालु क़व्वामून (पुरुष निगरान हैं) का एक सीधा अर्थ तो यह है कि साधारणतया पुरुष स्त्रियों 
से अधिक सबल और उनको सीधे रास्ते पर स्थित रखने वाले होते हैं । यदि पुरुष क़व्वाम 
(निगरान) नहीं होंगे तो स्त्रियों के बहकने की सम्भावना अधिक है । दूसरा यह कि वे पुरुष 
क़व्वाम हैं जो अपनी पत्नियों के खर्चे उठाते हैं । वे निखट्टू जो पत्नियों की कमाई पर पलते हैं वे 
कदापि क़व्वाम नहीं होते । आयत के अन्तिम भाग में यह वर्णन किया गया है कि यदि तुम 
क़व्वाम हो और इसके बाद भी तुम्हारी पत्नी बहुत अधिक विद्रोहपूर्ण सोच रखती हो तो इस 
अवस्था में यह अनुमति नहीं है कि उसको तुरन्त शारीरिक दंड दो, बल्कि पहले उसे नसीहत करो । 
यदि नसीहत न माने तो दांपत्य सम्बन्ध स्थापित करने से कुछ समय तक परहेज़ करो । (वास्तव में 
यह दंड स्त्री से अधिक पुरुष को मिलता है) । यदि इस पर भी उसकी विद्रोहपूर्ण सोच दूर न हो तब 
जाकर तुम्हें उस पर हाथ उठाने की अनुमति है । परन्तु इसके सम्बन्ध में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने कहा है कि ऐसी चोट न लगे जो चेहरे पर हो और जिससे उस पर कोई दाग लग 
जाए । इस आयत का संदर्भ देकर बहुत से लोग अपनी पत्नियों पर अनुचित सख्ती करते हैं, कि 
पुरुष को अपनी पत्नी को मारने की अनुमति है । हालांकि यदि उपरोक्त शर्ते पूरी करें तो प्रबल 
सम्भावना है कि किसी प्रकार सख्ती करने की आवश्यकता ही न पड़े । यदि सख्ती करना उचित 
होता तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में आपकी पत्नियों को शारीरिक रूप 
से दण्ड देने का कोई एक भी उदाहरण मिल जाता । हालाँकि कई पत्नियाँ कई बार आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की नाराजगी का पात्र भी बन जाती थीं । 





सूरः 4, अन-निसा 


उस (अर्थात्‌ पति) के घर वालों में से 
एक विवेकशील फैसला करने वाला 
व्यक्ति और उस (अर्थात्‌ पत्नी) के घर 
वालों में से एक विवेकशील फैसला करने 
वाला व्यक्ति निश्चित करो । यदि वे 
दोनों (अपना) सुधार चाहें तो अल्लाह 
उन दोनों के बीच सहमति उत्पन्न कर 
देगा । निस्सन्देह अल्लाह स्थायी ज्ञान 
रखने वाला (और) खूब ख़बर रखने 
वाला है ।36। 

और अल्लाह की उपासना करो और किसी 
वस्तु को उसका साझीदार न ठहराओ और 
माता-पिता के साथ भलाई करो और 
निकट सम्बंधियों से और अनाथों से और 
निर्धन लोगों से और नातेदार पड़ोसियों से 
और उन पड़ोसियों से भी जो नातेदार न 
हों तथा अपने साथ उठने बैठने वालों से 
और यात्रियों से और उनसे भी जिनके 
तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक हए (भलाई 
करो) । निस्सन्देह अल्लाह उसको पसन्द 
नहीं करता जो अभिमानी (और) डींग 
हाँकने वाला हो ।37| 

(अर्थात्‌) वे लोग जो (स्वयं भी) कंजूसी 
करते हैं और लोगों को भी कंजूसी की 
शिक्षा देते हैं और उसको छिपाते हैं जो 
अल्लाह ने उन्हें अपनी कृपा से दिया है । 
और हमने काफ़िरों के लिए घोर 
अपमानित करने वाला अज़ाब तैयार 
किया है ।38। 

और वे लोग जो अपने धन को लोगों के 
सामने दिखावे के लिए ख़र्च करते हैं और 


2 
७४७3० pD 
Gls JSS 
i oes NI 
SSG gs 
y , 


72-६ 2 [See i KE: ~ 
OPS Yt OSs ie 


~ ++ 


है 


ed 


400] 


छः 


5 5 Si: 5 C363 हे 
Ud \ Ur el] O3y2 290 AOR | 
+ PORE 5 LO i 

(०७ Sg) [५ Os 

द ६३.६ 4८६ ~ 5) be 

Ores ८ ८३-४०) ULES 


eo) £6) ॥ 2४855: Ks 


सूरः 4, अन-निसा 


पारः 5 





न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न 
अंतिम दिवस पर । और वह जिसका 
शैतान साथी हो तो वह बहुत ही बुरा 
साथी है ।39। 

और उन पर क्या कठिनाई थी यदि वे 
अल्लाह पर ईमान ले आते और 
अंतिम दिवस पर भी और उसमें से 
खर्च करते जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान 
किया और अल्लाह उन्हें भली-भाँति 
जानता है ।40| 

निस्सन्देह अल्लाह कण भर भी 
अत्याचार नहीं करता । और यदि कोई 
नेकी की बात हो तो वह उसे बढ़ाता है 
तथा अपनी ओर से भी बहुत बड़ा 
प्रतिफल प्रदान करता है ।4। 

अत: क्या हाल होगा, जब हम प्रत्येक 
उम्मत में से एक गवाह ले कर आएंगे । 
और हम तुझे उन सब पर गवाह बना 
कर लाएँगे ।42। 

उस दिन वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
और रसूल की अवज्ञा की, चाहेंगे कि 
काश ! (वे गाड़ दिये जाते और) 
धरती उन पर बराबर कर दी जाती । 
और वे अल्लाह से कोई बात छिपा न 
सकेंगे ।43। (रुकू -*-) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम 
नमाज़ के निकट न जाओ जब तुम 
बरेसुधपने की हालत में हो । यहाँ तक 
कि इस लायक हो जाओ कि तुम्हें ज्ञान 
हो कि तुम क्या कह रहे हो । और न ही 
जुंबी होने की दशा में (नमाज़ के निकट 


b 4 i fz > ४० 
WP se HY 


(2 SFU SSG 
rls 50५9 bales) 
brady 23% A 
| A) | 945 | _9 ४ 


OBE AT 

£\ 

म की कम 
>> ६ «७. दा (८5 Ci |; a) 

Arg £ | uN, (2 CEs 

ZN LIZ ८ ५4 दी टी Ee] 


~ 
5 


¢ मम 


2 
ww 


£9 (3०5 52 है) > a 92 
SEs 


~ 


9 


2 A 


Es 


।@ 


| 
है| 


ad GE 


A 7 


2 
Jer 


: fe 


ELMS 56% Ia CI HEG 
8958५ ५ ४ $& STs 


॥। टू हट ना I 
ih 522४ है) ५३०३ 


सूरः 4, अन-निसा 


न जाओ) जब तक कि स्नान न कर लो 
सिवाय इसके कि तुम यात्री हो । और 
यदि तुम बीमार हो अथवा यात्रा पर हो 
अथवा तुम में से कोई शौचादि करके 
आया हुआ हो अथवा तुमने स्त्रियों से 
संभोग किया हो और तुम्हें पानी न मिले 
तो शुष्क पवित्र मिट्टी से तयम्मुम कर 
लिया करो । अतएव तुम अपने चेहरों 
और हाथों पर मसह करो । निस्सन्देह 
अल्लाह बहुत मार्जना करने वाला 
(और) बहुत क्षमा करने वाला है ।44। 
क्या तूने ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया 
जिन्हें पुस्तक में से एक भाग दिया गया, 
वे पथभ्रष्टता को ख़रीद लेते हैं और 
चाहते हैं कि तुम (सीधे) रास्ते से हट 
जाओ ।45। 

और अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं को सबसे 
अधिक जानता है और अल्लाह मित्र 
होने की दृष्टि से पर्याप्त है और 
अल्लाह ही सहायक के रूप में पर्याप्त 
है ।46। 

यहुदियों में से ऐसे भी हैं जो कलिमों 
(धर्मवाक्यों) को उनके वास्तविक स्थानों 
से बदल देते हैं । और वे कहते हैं हमने 
सुना और हमने अवज्ञा की । और इस 
अवस्था में बात सुन, कि तुझे कुछ भी न 
सुनाई दे और वे अपनी जिह्वा को मरोड़ते 
हुए और धर्म में व्यंग कसते हुए राइना 
कहते हैं । और यदि ऐसा होता कि वे 
कहते कि हमने सुना और हमने 


||| पारः 5 


ES ROHS 


FSIS 2 7 ६5 
| go £ 3 i) sa $ 268 | per) 


sr 95-७५ ० 5.०० 
AZ IZ 2 


(9 |5 a2 |s2£ ©) Ea} ©) | Ss 


२07% 


(2 Cals | ४ 5) 
8555 F360 
Lk Ro एय «४६२7 
| iz ट Ts 5 IIE ~ 
AUIS > SEI 40 9 
4 ५ ! LT 2८ 7 
CPSSEUNE SAE 


We NEES <2 
aes (००८ 0955 ००३४ 


pes | 5} Seki (3 Lab oe) 





* मानो वे रायीना कह रहे हों अर्थात्‌ हे हमारे चरवाहे । 


सूरः 4, अन-निसा 


आज्ञापालन किया और सुन और हम पर 
दृष्टि डाल, तो यह उनके लिए उत्तम 
और सबसे अधिक दृढ़ (वाक्य) होता । 
परन्तु अल्लाह ने उनके इनकार के कारण 
उन पर ला'नत्‌ कर दी है । अतः वे बहुत 
ही कम ईमान लाते हैं ।47। 

हे वे लोगो जिन्हें पुस्तक दी गई है ! उस 
पर ईमान ले आओ, जो हमने उतारा है 
उसकी पुष्टि करता हुआ जो तुम्हारे पास 
है । इससे पहले कि हम कुछ चेहरों को 
दाग़ दें और उन्हें उनकी पीठों के बल 
लौटा दें अथवा उन पर इसी प्रकार 
लानत डालें जिस प्रकार हमने सब्त 
वालों पर ला'नत डाली थी । और 
अल्लाह का निर्णय तो पूरा हो कर रहने 
वाला है ।48। 

निस्सन्देह अल्लाह (यह) क्षमा नहीं 
करेगा कि उसका कोई साझीदार 
ठहराया जाए और उसके अतिरिक्त सब 
कुछ क्षमा कर देगा, जिसके लिए वह 
चाहे । और जो अल्लाह का साझीदार 
ठहराए तो निस्सन्देह उसने बहुत बड़ा 
पाप गढ़ा है ।49| 

कया तूने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया, 
जो अपने आप को पवित्र ठहराते हैं । 
वास्तविकता यह है कि अल्लाह ही है 
जिसे चाहे पवित्र घोषित कर दे । और उन 
पर खजूर की गुठली की लकीर के समान 
भी अत्याचार नहीं किया जाएगा ।50। 
देख वे अल्लाह पर किस प्रकार झूठ गढ़ते 
हैं और यह बात एक खुल्लम-खुल्ला 


||| पारः 5 


Gils ६८-।५ WAI AE 


LESS FFB OE OS 


CEMA EHS Id 
Ue SNE ss ७५.८४ 

SFE SUS CC 
Era a Ns EA Rape 


OY Aisa IOS 


(७5०४ 3०० SESS 6) 
५ EE Td [$ ir ~ | ~ 52 
ab ८४३ ४५23: 53 
Ceti sl 


ed 


७० SOS HHS 


सूरः 4, अन-निसा 


पाप के रूप में पर्याप्त है ।5। 

(रुकू -) 
क्या तूने उनकी ओर दृष्टि नहीं दौड़ाई 
जिनको पुस्तक में से एक भाग दिया 
गया था । वे मूर्तियों और शैतान पर 
ईमान लाते हैं और उन लोगों के सम्बन्ध 
में जिन्होंने इनकार किया, कहते हैं कि 
ये लोग पंथ की दृष्टि से ईमान लाने 
वालों से अधिक सही हैं ।52। 
यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत 
की है और जिस पर अल्लाह लानत 
करे उसके लिए तू कोई सहायक नहीं 
पाएगा ।53। 
क्या उनका राजत्व में से कोई भाग है । 
तब तो वे लोगों को (कदापि उसमें से) 
खजूर की गुठली की लकीर के समान भी 
नहीं देंगे ।54। 
क्या वे उस पर लोगों से ईर्ष्या करते हैं 
जो अल्लाह ने उनको अपनी कृपा से 
प्रदान किया है । तो निस्सन्देह 
इब्राहीम के वंशज को भी हम पुस्तक 
और तत्वज्ञान प्रदान कर चुके हैं तथा 
हमने उन्हें एक बड़ा साम्राज्य प्रदान 
किया था ।55। 
अतः उन्हीं में से वे थे जो उस पर ईमान 
लाए और उन्हीं में से वे भी थे जो उस 
(पर ईमान लाने) से रुक गए । और 
(ऐसे लोगों को) जलाने के लिए नरक 
पर्याप्त है ।56। 
निस्सन्देह वे लोग जिन्होंने हमारी 
आयतों का इनकार किया है हम उन्हें 


|+ 


पारः 5 

& GIES Cs 
६ (9 +° ITE >> 
~ ww Les 24 2 > 5 ~ eT 

ES | 9 न HN SHS) 


4,52 


(9956 ISSN 


2RZ | ~ 


CUA AR 


गा 


bad ५ है कस हर SURI 
9 MSA N ES 
0 7 छह NE ४ 
SSN Sl 


AHCI SRS 5 है 
हट 

Sis SOE Cy 
CEs SASS 


oy DoE | yA fe 
|, Ls + Rs” 


@ xe Sg) 9 


2 


OS 8 EBON धो 


सूरः 4, अन-निसा 


आग में प्रविष्ट करेंगे । जब कभी उनकी 
त्वचाएँ गल जाएँगी हम उन्हें बदल कर 
दूसरी त्वचाएँ दे देंगे ताकि वे अज़ाब को 
चखें । निस्सन्देह अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) परम विवेकशील है ।57। 
और वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए उनको हम अवश्य ऐसे 
स्वर्गो में प्रविष्ट करेंगे जिनके दामन 
में नहरें बहती होंगी । वे उनमें सदा 
सर्वदा रहने वाले हैं । उनमें उन के 
लिए पवित्र किए हए जोड़े होंगे । 
तथा हम उन्हें घनी छावों में प्रविष्ट 
करेंगे ।58। 

निस्सन्देह अल्लाह तुम्हें आदेश देता है 
कि तुम अमानतें उनके हक़दारों के सुपुर्द 
किया करो और जब तुम लोगों के बीच 
शासन करो तो न्याय के साथ शासन 
करो । निस्सन्देह अल्लाह तुम्हें जो 
उपदेश देता है, सर्वोत्तम है । निस्सन्देह 
अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) गहन 
दृष्टि रखने वाला है ।59।” 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
का आज्ञापालन करो और रसूल का 
आज्ञापालन करो तथा अपने शासकों 
का भी । और यदि तुम किसी विषय में 
(शासकों) से मतभेद करो तो ऐसे 


|} 


पारः 5 


ix} 


PRC REE Rt ४७ 
SCA IFIRST #4 
¢ SESE E06 
Cab Ness Val Ca 
269 0 0 0 Pe 
CECI 


Z , 
SN . so 0 sl, 2 4 Le EIS 6 
> र ~ 9 9 ह |9) | 
Z Z 
OD 


SSN 
Girl mes Gl 

ESAS 
विक्का हु 2४ 
0४ SI EYES) 





* यहाँ अमानत से तात्पर्य निर्वाचन का अधिकार है जिसके परिणामस्वरूप किसी को शासन करने का 
अधिकार मिलता है । अत: वोट भी एक अमानत है जिसे उसी को देना चाहिए जो उसका योग्य 
हो । यही सच्चा लोकतन्त्र है और जब सत्ता मिले तो फिर न्याय से काम करना अनिवार्य है न कि 
पार्टीबाज़ी का ध्यान करना है । आजकल के झूठे लोकतन्त्रों में अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ तो 
न्याय किया जाता है परन्तु विपक्षी पार्टी से न्याय नहीं किया जाता । 


सूरः 4, अन-निसा 


विषय अल्लाह और रसूल की ओर लौटा 
दिया करो, यदि (वास्तव में) तुम 
अल्लाह पर और अन्तिम दिवस पर 
ईमान लाने वाले हो । यह अत्युत्तम 
(उपाय) है और परिणाम की दृष्टि से 
बहुत अच्छा है ।60। (रुकू -5) 

क्या तूने उन लोगों की दशा पर दृष्टि 
डाली है जो विचार करते हैं कि वे उस 
पर ईमान ले आए हैं जो तुझ पर उतारा 
गया तथा उस पर भी जो तुझ से पूर्व 
उतारा गया है । वे चाहते हैं कि शैतान 
से फैसले करवाएँ जबकि उन्हें आदेश 
दिया गया था कि वे उसका इनकार 
करें । और शैतान यह चाहता है कि वह 
उन्हें घोर पथभ्रष्टता में बहका दे ।6।। 
और जब उनसे कहा जाता है कि 
उसकी ओर आओ जो अल्लाह ने उतारा 
है और रसूल की ओर आओ तो 
मुनाफ़िक़ों को तू देखेगा कि वे तुझ से 
बहुत परे हट जाते हैं ।62। 

फिर उन्हें क्या हो जाता है जो उनके 
हाथों ने आगे भेजा है, उसके कारण 


रहे 
A 3.4 अ2 ७“ ““ 2 मई i 


lao lO Es oS 
६20 ss 
CHUNG 2S CES 03s 


9 ol 3 35S | | 9] 99 


oi YE ५४४०७ 


~27 


Cl Glee 
Cid ob Ys _ 205 
bee ee 


३,72 w सन T Te र Ps 5 
(५ As ०८०...) 3) २53 





* इस आयत में ऊलिल अग्नि मिनूकुम (अपने शासकों) में मिनूकुम शब्द का अनुवाद करते हुए कुछ 
विद्वान यह अर्थ करते हैं कि मुसलमानों ही में से अपना शासक बनाओ और गैर मुस्लिम शासक के 
आज्ञापालन की आवश्यकता नहीं । यह एक अनर्थ विचार है जो सरसरी नज़र डालने से ही गलत 
प्रमाणित होता है । सब मुसलमान जो गैर-मुस्लिम राज्य में बसते हैं अथवा वहाँ हिजरत कर जाते 
हैं वे उन राज्यों के कानून के अधीन होते हैं । 
दूसरा यह कि जो मुसलमान शासक हो उससे किसी विषय में मतभेद का प्रश्न ही नहीं है, जिसको 
अल्लाह और रसूल की ओर लौटाया जाए । यहाँ अल्लाह और रसूल से स्पष्टतया कुरआन की शिक्षा 
अभीष्ट है । अतः कोई भी शासक हो, मुस्लिम हो अथवा गैर मुस्लिम, यदि कुरआन की मौलिक 
शिक्षा के विरुद्ध कार्य करने का आदेश दे तो ऐसी अवस्था में कुरआन की बात मान्य होगी न कि 


शासक की । 


सूरः 4, अन-निसा 


जब उन पर कोई विपत्ति पड़ती है, तब 
वे तेरे पास अल्लाह की क़समें खाते हुए 
आते हैं कि हमारा तो उपकार करने 
और सुधार करने के अतिरिक्त कोई 
उद्देश्य नहीं था ।63। 

यह वे लोग हैं जिनके दिलों का हाल 
अल्लाह भली-भाँति जानता है । अतः 
उनसे विमुख हो जा और उन्हें उपदेश 
कर और उन्हें ऐसी बात कह जो उनकी 
अंतरात्माओं पर गहरा प्रभाव छोड़ने 
वाली हो ।64। 

और हमने हर एक रसूल को केवल 
इसलिए भेजा ताकि अल्लाह के आदेश 
से उसका आज्ञापालन किया जाए । और 
जब उन्होंने अपनी जानों पर अत्याचार 
किया यदि उस समय वे तेरे पास 
उपस्थित होते और अल्लाह से क्षमा 
माँगते और रसूल भी उनके लिए क्षमा 
माँगता तो वे अवश्य अल्लाह को बहुत 
प्रायश्चित स्वीकार करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला पाते ।65। 
नहीं ! तेरे रब्ब की सौगन्ध ! वे कभी 
ईमान नहीं ला सकते जब तक वे तुझे 
उन विषयों में न्यायकर्ता न बना लें 
जिनमें उनके बीच झगड़ा हुआ है । फिर 
तू जो भी निर्णय करे उसके सम्बन्ध में वे 
अपने मन में कोई तंगी न पाएँ और पूर्ण 
रूप से आज्ञापालन करें ।66। 

और यदि हमने उन पर यह अनिवार्य कर 
दिया होता कि तुम अपनी जानों को 
हत्या करो अथवा अपने घरों से निकल 


4७ ३353५40 Hs 
Bisco 

Ce FB 
EY 35 Lp GUS 
NEB oi 
el dll breed 


ESIGN 


w ) ~ ~ 
SAGO YIN 
Ped 


5 {3 | 22 Yi sR 77 ६ (3 
og) | (3 |3 NY oS oe Sue 
~ os Se २०% » es 


® (६ *६ >> loses AZ 2 4 Es र (8 Zz 
etd नी ° ० ed e 


~ रन 

ges ४५५ 
NS ° oe 

~ ~® + > 

5२ शरदा 


EERE SE 23. 


सूरः 4, अन-निसा 


खड़े हो, तो उन में से कुछ एक के सिवा 
कोई ऐसा न करता । और यदि वे वही 
करते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है 
तो यह उनके लिए बहुत बेहतर होता 
तथा उनको स्थिरता के लिए एक 
मज़बूत उपाय सिद्ध होता ।67। 

और ऐसी दशा में हम उन्हें अपनी ओर से 
बड़ा प्रतिफल अवश्य प्रदान करते ।68। 
और हम अवश्य उन्हें सीधे मार्ग की ओर 
हिदायत देते ।69। 

और जो भी अल्लाह का और इस रसूल 
का आज्ञापालन करे तो यही वे लोग हैं, 
जो उन लोगों के साथ होंगे जिन को 
अल्लाह ने पुरस्कृत किया है । (अर्थात्‌) 
नबियों में से, सिद्दीकों (सत्यनिष्ठों) में 
से, शहीदों में से और सालेहां 
(सदाचारियों) में से । और ये बहुत ही 
अच्छे साथी हैं ।70।* 


पारः 5 


जद ES 52 5 ee § 735 ~ 
ps | 9 oe (४ | ० 
Sg io ~ 39:2८ डर 2 2 ८६ Fee 


® (2225 758 54% A PL cer 
~ “oe 29 


t A 


Edges 
Gi ge lA 
2045 Tiss 





* इस आयत में ध्यान देने योग्य बहुत से विषय हैं । पहला यह कि अर्रसूल से अभिप्राय हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं अर्थात्‌ यह विशेष रसूल । दूसरा यह कि यदि तुम इस रसूल 
का आज्ञापालन करोगे तो उन लोगों में से हो जाओगे जिन में नबी भी हैं और सिद्दीक़ भी और शहीद 
भी और सालेह भी हैं । इसका अर्थ यह है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
आनुगत्य में नबी भी आ सकता है, अर्थात्‌ वह जो इस रसूल का आज्ञापालन करने वाला हो । 
इस स्थान पर अरबी शब्द म अ का कुछ विद्वानों की ओर से हठधर्मिता के साथ यह अर्थ किया जाता 
है कि वे उनके साथ होंगे उन में से नहीं होंगे । इसके समर्थन में वे कहते हैं कि आयतांश हसु न 
उलाइ क रफीक्रा (वे अच्छे साथी हैं) कहा गया है । अर्थात्‌ वे नबियों के साथ होंगे, स्वयं नबी 
नहीं होंगे । इस आयत का यह अनुवाद करना हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का घोर 
अपमान है । क्योंकि इस प्रकार इस आयत का अर्थ यूँ होगा कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का आज्ञापालन करने वाले नबियों के साथ होंगे परन्तु स्वयं नबी नहीं होंगे । वे सिद्दीक़ों के 
साथ होंगे परन्तु स्वयं सिद्दीक़ नहीं होंगे । वे शहीदों के साथ होंगे परन्तु स्वयं शहीद नहीं होंगे । वे 
सालेहों के साथ होंगे परन्तु स्वयं सालेह न होंगे । कुरआन मजीद की कई आयतों में म अ शब्द मिन 
(में से) के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है उदाहरणार्थ देखें सूरः आले इम्रान : ।94, सूर: अन निसा ।47, 


सूरः अल हिज्र :32 ।+ 


सूरः 4, अन-निसा 


यह अल्लाह की विशेष दया है और 
अल्लाह सर्वज्ञ होने की दृष्टि से बहुत 
पर्याप्त है ।7।। (रुकू 2) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अपने 
बचाव का सामान रखा करो । फिर चाहे 
छोटे-छोटे गिरोहों में निकलो अथवा 
बड़े समूह के रूप में ।72। 

और निस्सन्देह तुम में ऐसे भी हैं जो 
अवश्य देर करेंगे और जब तुम पर कोई 
विपत्ति आ पड़े तो ऐसा व्यक्ति कहेगा 
कि अल्लाह ने मुझ पर अनुग्रह किया कि 
मैं उनके साथ (यह विपत्ति) देखने वाला 
नहीं बना ।73। 

मानो तुम्हारे और उसके बीच कोई 
प्रेम का सम्बन्ध ही नहीं और यदि 
तुम्हें अल्लाह की ओर से कोई कृपा 
प्राप्त हो तो वह अवश्य इस प्रकार 
कहेगा कि काश ! मैं भी उनके साथ 
होता तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त 
करता ।74। 

अतः अल्लाह के मार्ग में वे लोग युद्ध 
करें जो परलोक के बदले सांसारिक 
जीवन (को) बेच डालते हैं । और जो 
अल्लाह के मार्ग में युद्ध करे, फिर 
(उसकी) हत्या हो जाए अथवा वह 
विजयी हो जाए तो (प्रत्येक दशा में) 
हम अवश्य उसे बहुत बड़ा प्रतिफल 
प्रदान करेंगे ।75। 


|} 


पारः 5 


ab (४५७9 HT Ube) इ 


A 


& OLAS 


प्‌ 


5 2 ३ > 2 2 (2 ह rd 
~> | A> ~ | NE 


OES gE 


हर $ त्त 


९० 
> 
+ 
} > 


> I द oe 5 ५७-०४ जद ॥ ८ 3 §i~ 
Bb SBS Es 
>> | 9 SEE र = gC घट 


OE Aga TNE 
AP | ५ >> SSIES 
PTR RARE 


ZZ 


OBE) 8) 89 ०६६० SS i ey 


CEs REG 
(3 Soe 39 5229५ ८०0 ०! 
Ci OS sl hs 

© Gib | I 





«इसके अतिरिक्त यहाँ आयतांश मअल्लज़ी न अन्‌अमल्लाहु अलैहिम के पश्चात 
मिनन्नबिय्यीन कहा गया है । यह मिन बयानिया कहलाता है । तात्पर्य यह है कि उनके साथ' 


अर्थात्‌ “उन में से । 


सूरः 4, अन-निसा 


और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह के 
मार्ग में ऐसे पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के 
लिए युद्ध नहीं करते जिन्हें दुर्बल बना 
दिया गया था (और) जो दुआ करते हैं 
कि हे हमारे रब्ब ! तू हमें इस बस्ती से 
निकाल जिसके रहने वाले अत्याचारी हैं 
और हमारे लिए अपनी ओर से कोई 
संरक्षक बना दे तथा हमारे लिए अपनी 
ओर से कोई सहायक नियुक्त कर दे ।76। 
वे लोग जो ईमान लाए हैं वे अल्लाह के 
रास्ते में युद्ध करते हैं और वे लोग 
जिन्होंने इनकार किया, वे शैतान के 
रास्ते में युद्ध करते हैं अतः तुम शैतान 
के मित्रों से युद्ध करो । शैतान की 
योजना अवश्य दुर्बल होती है ।77। 
(रुकू) 
क्या तूने उन लोगों की ओर नज़र नहीं 
दौड़ाई जिन्हें कहा गया था कि अपने 
हाथ रोक लो और नमाज़ क़ायम करो 
और ज़कात दो । फिर जब युद्ध करना 
उन पर अनिवार्य किया गया तो सहसा 
उनमें से एक गिरोह लोगों से ऐसा 
डरने लगा जैसे अल्लाह से डरा जाता 
है या उससे भी बढ़ कर और उन्होंने 
कहा, हे हमारे रब्ब ! तूने क्यों हम 
पर युद्ध (करना) अनिवार्य कर दिया? 
क्यों न तूने हमें थोड़े समय के लिए 
ढील दी ? तू कह दे कि सांसारिक 
लाभ थोड़ा है और परलोक उसके लिए 
अत्युत्तम है जिसने तक़वा धारण 
किया । और तुम पर खजूर की गुठली 


[i पार: 5 
2003-70 &32४ ४:३४ ७५ 
RUNS WRC iE 
CERES RENE 
Blo ०2 

& (० < iii 
ads orale s 
०७ 3 65:9४ 5544- ४205 


rf द fr ~ ८ (55 


00 GBB SBS Dy 


SSSR EB Es 
ZG ES Disses 


> 
~ २ ५ 


न Sz > ne 
०५-७४ oe HOC Se 


des 


है ० ४ 5 Mra Rees 


सूरः 4, अन-निसा 


की लकीर के समान भी अत्याचार 
नहीं किया जाएगा ।78। 

तुम जहाँ कहीं भी हो मृत्यु तुम्हें पकड़ 
लेगी, चाहे तुम अत्यन्त सुदृढ़ बुर्जो में ही 
हो । और यदि उन्हें कोई भलाई पहुँचती 
है तो वे कहते हैं कि यह अल्लाह की 
ओर से है और यदि उन्हें कोई बुराई 
पहुँचती है तो कहते हैं (हे मुहम्मद !) 
यह तेरी ओर से है । तू कह दे कि सब 
कुछ अल्लाह ही की ओर से होता है । 
अत: उन लोगों को क्या हो गया है कि 
कोई बात समझने के निकट ही नहीं 
आते ।79। 

जो भलाई तुझे पहुँचे तो वह अल्लाह 
ही की ओर से होती है और जो 
हानिकारक बात तुझे पहुँचे तो वह 
तेरी अपनी ओर से होती है । और 
हमने तुझे समस्त मनुष्यों के लिए रसूल 
बना कर भेजा है और अल्लाह गवाह 
के रूप में पर्याप्त है ।80| 

जो इस रसूल का आज्ञापालन करे तो 
उसने अल्लाह का आज्ञापालन किया 
और जो फिर जाए तो हमने तूझे उन पर 
संरक्षक बना कर नहीं भेजा ।8।। 

और वे (केवल मुँह से) आज्ञापालन का 
दम भरते हैं । फिर जब वे तुझ से अलग 
होते हैं तो उनमें से एक गिरोह ऐसी 
बातें करते हुए रात गुज़ारता है, जो 
तेरी कही हुई बात से भिन्न होती है 
और अल्लाह उनकी रात की बातों को 
लिपिबद्ध कर लेता है । अतः उन से 


७६,८ Bi 5585४ 


FO Cosi i KL 
७९५८ 


नी 


की न 


Cr a) € Lb) 3 Sr > Cr 
® isk A 


Ce sys CS SH rE 
O >२-२ & के ails Sis Ca 


dl Eds os 


सूरः 4, अन-निसा 


विमुख हो जा और अल्लाह पर भरोसा 
कर और अल्लाह कार्यसाधक के रूप में 
पर्याप्त है ।82। 

अतः क्या वे कुरआन पर चितन-मनन 
नहीं करते ? हालाँकि यदि वह अल्लाह 
के सिवा किसी और की ओर से होता 
तो (वे) अवश्य उसमें बहुत विभेद 
पाते ।83।* 

और जब भी उनके पास कोई शांति 
अथवा भय की बात आए तो वे उसे 
फैला देते हैं । और यदि वे उसे 
(फैलाने के स्थान पर) रसूल की ओर 
अथवा अपने में से किसी अधिकारी के 
सामने प्रस्तुत कर देते तो उनमें से जो 
उसका निष्कर्ष निकालते वे अवश्य उस 
(की वास्तविकता) को जान लेते । 
और यदि तुम पर अल्लाह की दया और 
उसकी कृपा न होती तो तुम, कुछ एक 
के सिवा अवश्य शैतान का अनुसरण 
करने लगते ।84। 

अतः अल्लाह के मार्ग में युद्ध कर । तुझ 
पर तेरी अपनी जान के सिवा किसी और 
का बोझ नहीं डाला जाएगा और 
मोमिनों को भी (युद्ध करने की) प्रेरणा 
दे । असम्भव नहीं कि अल्लाह उन 
लोगों के युद्ध को रोक दे जिन्होंने इनकार 
किया तथा अल्लाह युद्ध करने में सबसे 


5 पारः 5 


७5540 5 


55S 6555s YT 
3 SH Ns eV 


OS BY 


DD ~ 29 | € | 9 U s~ )- 

Par Hein #27 CFE ~\z ॥ 

4८० 33 EN ०9 ४ 53 
OKIE YBa 


Dl] 


YoY Vos 3S 
sh aE 5 Ec 


L E] Fa ~ 2 i ~ 6 ¢ < ६5४5 2 2% 
ok 20 





* इस आयत में कुरआन की सत्यता की यह दलील दी गई है कि इसकी आयतों में कोई विभेद नहीं 
पाया जाता हालाँकि यह तेईस वर्षों तक एक निरक्षर नबी पर अवतरित होता रहा है । तेईस वर्ष की 
अवधि में कितनी ही बातें अधिकतर ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी भूल जाती हैं, तो एक निरक्षर 
नबी के लिए कैसे संभव था कि वह अपनी ओर से पुस्तक बनाता और उसमें कोई विभेद न होता । 


सूरः 4, अन-निसा 





अधिक कठोर और शिक्षाप्रद दंड देने में 
अधिक कठोर है ।85। 

जो कोई अच्छी सिफारिश करे उसमें से 
उसका भी भाग होगा और जो कोई 
बुरी सिफ़ारिश करे उसका कुछ बोझ 
उसके लिए भी होगा । और अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु पर बहुत सामर्थ्य रखने 
वाला है ।86। 

और यदि तुम्हें कोई शुभ-कामना की 
भेंट दी जाए तो उससे बढ़िया दिया करो 
अथवा वही लौटा दो । निस्सन्देह 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु का हिसाब लेने 
वाला है ।87।" 

अल्लाह ! उसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं । वह अवश्य तुम्हें 
कयामत के दिन तक एकत्र करता चला 
जाएगा, जिसमें कोई संदेह नहीं । और 
बात में अल्लाह से अधिक कौन सच्चा 
हो सकता है ।88। (रुकू द) 

अतः तुम्हें क्या हुआ है कि मुनाफ़िक़ों के 
बारे में दो गिरोह में बटे हए हो, 
हालाँकि अल्लाह ने उसके कारण जो 
उन्होंने अर्जित किया उन्हें औंधा कर 
दिया है । क्या तुम चाहते हो कि उसे 
हिदायत दो जिसे अल्लाह ने पथभ्रष्ट 
घोषित कर दिया है और जिसे अल्लाह 


ws | Fn [५ g 2 
का ks ~ RW E ~ ~ (५5 
& a ew + 
2, DSS Ess 
७:2६ + 


Z 


does Ce aah 32 
CAS 32 Is 
OO 2 
T+ reed 


SOs STS se ei 
RX 


x Ub s~oLad| fais zlsmos 
a] oa (9 | OS ye 335 





* इस आयत में यह भी बताया गया है कि जब भेंट दी जाए तो कम से कम उतना ही भेंट देने वाले को 
वापस किया जाए अथवा उससे बेहतर दिया जाए । इससे तात्पर्य यह नहीं कि वही भेंट लौटा दो 
उसके बदले अवश्य ही कोई उत्तम वस्तु दो । बल्कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
जो हमें जज़ाकुमुल्लाहु ख़ैरन्‌ कहने की शिक्षा दी है, यह सर्वोत्तम भेंट है । परन्तु कुछ लोग इसे 
अपने लोभ को छिपाने का साधन भी बना लेते हैं । वे भेंट स्वीकार तो करते हैं परन्तु भेंट देते नहीं 
और जज़ाकुमुल्लाह कहने को ही पर्याप्त समझते हैं । 


सूरः 4, अन-निसा 


पथभ्रष्ट घोषित कर दे तो उसके लिए 
कदापि तू कोई रास्ता नहीं पायेगा ।89। 
वे चाहते हैं कि काश तुम भी उसी प्रकार 
इनकार करो जिस प्रकार उन्होंने इनकार 
किया । फलतः तुम एक जैसे हो 
जाओ। अतः उनमें से कोई मित्र न 
बनाया करो यहाँ तक कि वे अल्लाह के 
मार्ग में हिजरत करें । फिर यदि वे पीठ 
दिखा जाएँ तो उनको पकड़ो और उनकी 
हत्या करो जहाँ कहीं भी तुम उनको 
पाओ। और उनमें से किसी को मित्र 
अथवा सहायक न बनाओ ।90। 

सिवाय उन लोगों के जो ऐसी जाति से 
सम्बन्ध रखते हैं जिनके और तुम्हारे 
बीच समझौते हए हैं । अथवा वे इस 
हालत में तुम्हारे पास आएँ कि उनके 
मन इस बात पर तंगी अनुभव करते हों 
कि वे तुम से लड़ें अथवा स्वयं अपनी ही 
जाति से लड़ें । और यदि अल्लाह 
चाहता तो उनको तुम पर हावी कर देता 
फिर वे अवश्य तुम से युद्ध करते । अतः 
यदि वे तुमसे अलग रहें, फिर तुमसे युद्ध 
न करें और तुम्हें शांति का संदेश दें तो 
फिर अल्लाह ने तुम्हें उनके विरुद्ध कोई 
औचित्य प्रदान नहीं किया ।9]। 

तुम कुछ दूसरे लोग ऐसे भी पाओगे जो 
चाहते हैं कि वे तुम से भी शांति में रहें 
और अपनी जाति से भी शांति में रहें । 
जब कभी भी उनको उपद्रव की ओर ले 
जाया जाए तो वे उसमें औंधे मुँह गिराये 
जाते हैं । अतः यदि वे तुम्हारा पीछा न 


|| पारः 5 


OIF 
Sali Ess 053 
RIMES TENN 2225 


£ 25 2099 »& 3-23 । 5 » 25 


(a 


2५७० 


2-2 


5 RIAN Ze 


rE | KO Ys BS 


OT EINE 


SAFO SY 

CK) ¢ CF | \_9 Cis De 3 
ss sa 54 5545 
Malden 


ला आज 2 2 ~ 


ASN HEI OS ०7 ५५ el 


ANSE 535 45 


SAAS 3 5. | > शा 
Ss CN D3 


ERE eC SSS 
So Es SA 


SN Ss 


सूरः 4, अन-निसा 


छोड़ें और तुम्हें शांति का संदेश न दें और 
अपने हाथ न रोकें तो उनको पकड़ो और 
उनको हत्या करो, जहाँ कहीं भी तुम 
उन्हें पाओ । और यही वे (तुम्हारे शत्रु) 
हैं जिनके विरुद्ध हमने तुम्हें खुला-खुला 
तर्क प्रदान किया है ।92। (रुकू) 
और किसी मोमिन के लिए उचित नहीं 
कि किसी मोमिन की हत्या करे सिवाय 
इसके कि गलती से ऐसा हो जाये । 
और जो कोई गलती से किसी मोमिन 
को हत्या कर बैठे तो एक मोमिन दास 
को स्वतन्त्र करना है और (निर्धारित) 
दिय्यत (मुवावज़ा) उसके घर वालों 
को अदा करनी होगी, सिवाय इसके 
कि वे क्षमा कर दें और यदि वह 
(जिसकी की हत्या हुई हो) तुम्हारी 
शत्रु जाति से सम्बन्ध रखता हो और 
मोमिन हो तब (भी) एक मोमिन दास 
को स्वतन्त्र करना है । और यदि वह 
ऐसी जाति से सम्बन्ध रखने वाला हो 
कि तुम्हारे और उनके बीच समझौते 
हुए हों तो उसके घर वालों को 
(निर्धारित) दिय्यत देना और एक 
मोमिन दास को स्वतन्त्र करना भी 
अनिवार्य है । और जिसको इसका 
सामर्थ्य न हो तो (उसे) दो महीने 
लगातार रोज़े रखने होंगे । अल्लाह की 
ओर से यह प्रायश्चित स्वरूप 
(अनिवार्य किया गया) है । और 
अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) परम विवेकशील है ।9३। 


||] पारः 5 


re 
527 oT 55 ~ 7 
22] 3599 
Ee BPC eos b 52 2RATAE Ff a27 
: 59 | 9 A gD > 
Y 


E (३ री [RE AS] nage 57 5] ~ 
भा है 
क ~ 


१ 


5 pu ~ 5 > 42 न 


ir ~ 
द > 
Z 54 5 ZX ट ट्र 7A? 2% 


4५ 9245) 2 359 


(aon ~ ७६: ८ a “2-४, ८ ७८ ! 
OSS EOS a) 


सूरः 4, अन-निसा 


और जो जान-बूझ कर किसी मोमिन 
की हत्या करे तो उसका प्रतिफल नरक 
है । वह उसमें बहुत लम्बा समय रहने 
वाला है और अल्लाह उस पर क्रोधित 
हुआ और उस पर ला'नत्‌ की, तथा 
उसने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब 
तैयार कर रखा है ।94। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब 
तुम अल्लाह के मार्ग में यात्रा कर रहे 
हो तो भली-भाँति छान बीन कर 
लिया करो और जो तुम पर सलाम भेजे 
उससे यह न कहा करो कि तू मोमिन 
नहीं है। तुम सांसारिक जीवन के धन 
चाहते हो अल्लाह के पास ग़नीमत के 
बहुत सामान हैं । इससे पूर्व तुम इसी 
प्रकार हुआ करते थे फिर अल्लाह ने 
तुम पर दया की । अतः भली-भाँति 
छान बीन कर लिया करो । निस्सन्देह 
अल्लाह जो तुम करते हो उससे बहुत 
अवगत है ।95।* 

मोमिनों में से, बिना किसी रोग के घर 
बैठे रहने वाले और (दूसरे) अल्लाह के 
मार्ग में अपने धन और अपनी जानों के 
साथ जिहाद करने वाले समान नहीं हो 
सकते । अल्लाह ने अपने धन और अपनी 
जानों के द्वारा जिहाद करने वालों को 
बैठे रहने वालों पर एक विशेष पद प्रदान 
किया है। जबकि प्रत्येक से अल्लाह ने 


||! पारः 5 


> 
iT + | £ 0 / ०००७ Do » CS) _ ~ 
अ x | ~ Pes ~ 3 i | 
+ ~ 2 oe, ~ 
~ 


५ ¢ 


Rr 


~~~ 


clad “4.४५ 


ARTS 


eo SNAG 
SEDs AS 
उन्न Le + RS je पाई ४!| 2 °| 


yee 
DEN CN ५८४) 5 :८ 


222 bE, 


5 जल 20 FEC Fi 
pore NE 2 L] ट ~ AW 
CCS OS | 72% 


Ge Ge 0a sg 
BOs _29 5 
Cs आम SN 
FEN 40 
iN ASSO 





* इस आयत से स्पष्ट है कि प्रत्येक राह चलते व्यक्ति को शत्रु समझ कर उस पर अत्याचार करने की 
अनुमति नहीं है । किसी को पहचानने के लिए यही पर्याप्त है कि वह तुम्हें सलाम कहे । आश्चर्य है 
कि इस बिगड़े हुए युग में बिगड़े हुए उलेमा सलाम कहने के फलस्वरूप अत्याचार करते हैं । 


सूरः 4, अन-निसा 


भलाई का ही वादा किया है । और 
अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठे 
रहने वालों पर महान प्रतिफल स्वरूप 
एक श्रेष्ठता प्रदान की है ।96। 

(यह) उसकी ओर से दर्जे और पुरस्कार 
तथा कृपा स्वरूप (है) | और अल्लाह 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला है ।97। (रुकू ) 
निस्सन्देह वे लोग जिनको फ़रिश्ते इस 
अवस्था में मृत्यु देते हैं कि वे अपनी 
जानों पर अत्याचार करने वाले हैं वे 
(उनसे) कहते हैं कि तुम किस अवस्था 
में रहे ? वे (उत्तर में) कहते हैं, हम तो 
स्वदेश में बहुत कमज़ोर बना दिए गए 
थे । वे (फ़रिश्ते) कहेंगे कि क्या अल्लाह 
की धरती विस्तृत नहीं थी कि तुम उसमें 
हिजरत कर जाते ? अतः यही लोग हैं 
जिनका ठिकाना नरक है और वह बहुत 
बुरा ठिकाना है ।98। 

सिवाय उन पुरुषों और स्त्रियों तथा 
बच्चों के जिन्हें कमज़ोर बना दिया गया 
था, जिनको कोई साधन उपलब्ध नहीं 
था और न ही वे (निकलने) की कोई 
राह पाते थे ।99। 

अतः यही वे लोग हैं, सम्भव है कि 
अल्लाह उन की मार्जना करे और अल्लाह 
बहुत मार्जना करने वाला (और) बहुत 
क्षमा करने वाला है ।।00| 

और जो अल्लाह के मार्ग में हिजरत करे 
तो वह धरती में (शत्रु को) असफल 
करने के बहुत से अवसर और खुशहाली 


||} पारः 5 


ecg sd 


> Es 3 57 ~? 4३ 

७ ६:२८ ।८० GV 

iho; 27 ६7,772 is i 
0 4०००१ ० ७४७१ *-४ १०२ 

)४ र I iz 5A 
& US) |) sas 


ESSE SIG 


AIH 2393 5 (२०.७ 


| SEEMS SKS 
Des Sepsis 
Ci 


25 He a 
(54० #:५४:४ ४४३५ 
COs ~ A Ree 


उ कड े 


LE SOEs 
(3 श्र्ज्ा £८ - ०५ E ~ 
|) a5 | 325 aS 9 
(23 33-६५ ०-० re chest 
Bes SES ५७८४ 


सूरः 4, अन-निसा 


पाएगा । और जो अपने घर से अल्लाह 
और उसके रसूल की ओर हिजरत करते 
हुए निकलता है फिर (इस अवस्था में) 
उस पर मृत्यु आ जाती है तो उसका 
प्रतिफल अल्लाह पर अनिवार्य हो गया 
है। और अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।।0।। (रुकू |+ ) 

और जब तुम धरती में (जिहाद करते 
हुए) यात्रा पर निकलो तो तुम पर कोई 
पाप नहीं कि तुम नमाज़ कसर (छोटी) 
कर लिया करो, यदि तुम्हें भय हो कि वे 
लोग जिन्होंने इनकार किया है तुम्हें 
परीक्षा में डालेंगे । निस्सन्देह काफिर 
तुम्हारे खुले -खुले शत्रु हैं ।।02। 

और जब तू भी उनमें हो और तू उन्हे 
नमाज़ पढ़ाए तो उनमें से एक गिरोह 
(नमाज़ के लिए) तेरे साथ खड़ा हो 
जाए। और चाहिए कि वे (जिहाद करने 
वाले) अपने शस्त्र साथ रखें | अत: जब 
वे सजदः कर लें तो वे तुम्हारे पीछे हो 
जाएँ और दूसरा गिरोह आ जाए जिन्होंने 
नमाज़ नहीं पढ़ी, फिर वे तेरे साथ 
नमाज़ पढ़ें और वे अपने बचाव के 
सामान और शस्त्र साथ रखें । जिन 
लोगों ने इनकार किया है वे चाहते हैं कि 
काश तुम अपने हथियारों और सामान से 
असावधान हो जाओ तो वे सहसा तुम 
पर टूट पड़ें और यदि तुम्हें वर्षा के कारण 
कोई कठिनाई हो अथवा तुम बीमार हो, 
तुम पर कोई पाप नहीं कि अपने शस्त्र 


पारः 5 


SAN HSE 
IY CEy NTE YRC RIYA ECS 

2६ 4% 2% 7 

६ OES HMOs 


)) 


ENB SS 
Fea EES 
I3i en 
CHESS IGS 


PU CICS IH 
hos does Cie 


BAD Ses “(८02 
iif 


Fe GS y> ००० ०-०० 250) 
is os ass |i 
VCRs side 


PCA SMI 
Y3 ६325 IE SU Oi 
GSS EE 


सूरः 4, अन-निसा 


पारः 5 





रख दो और अपने बचाव का साधन (हर 
हाल में) धारण किए रहो । निस्सन्देह 
अल्लाह ने काफिरों के लिए घोर 
अपमानित करने वाला अज़ाब तैयार कर 
रखा है ।03। 

फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको तो 
अल्लाह को याद करो, खड़े होने की 
अवस्था में भी और बैठे हुए भी और 
अपने पहलुओं पर भी । फिर जब तुम 
निश्चिंत हो जाओ तो नमाज़ को क्रायम 
करो । निस्सन्देह नमाज़ मोमिनों पर एक 
निर्धारित समय की पाबन्दी के साथ 
अनिवार्य है ।।04। 

और (विरोधी) लोगों का पीछा करने में 
कमज़ोरी न दिखाओ । यदि तुम कष्ट 
उठा रहे हो तो तुम्हारी भाँति निश्चित 
रूप से वे भी कष्ट उठा रहे हैं । और तुम 
अल्लाह से उसकी आशा रखते हो 
जिसकी वे आशा नहीं रखते । और 
अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) 
परम विवेकशील है ।05। (रुकू ) 
निस्सन्देह हमने तेरी ओर पुस्तक को 
सत्य के साथ अवतरित किया है ताकि तू 
लोगों के बीच उसके अनुसार फैसला करे 
जो अल्लाह ने तुझे समझाया है । और 
ख़यानत करने वालों के पक्ष में बहस 
करने वाला न बन ।।06। 

और अल्लाह से क्षमा याचना कर । 
निस्सन्देह अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार कृपा करने वाला 
है ।07| 


ie 3 ७४ 23 
NR 


OI s2 है yba 
& BS |) ४2 WE | 


540॥ 975565 LB iTS 
HE ~ Ne 3 | 3 
EB Fob ses 6 ssl 


a > 
(3 हि w + नं 2 ks 
(9 92 ) 9 C2 ~ | fad 


दल 22 | 3१६ 4० 
< Ld | 9) 


open कक विवि कह 8008 


8४5 हर SY Gayl (४ ०0१२-३१ 
22 (05: ना UNE ~ 2% 
Clie CRUSE] 


Y 


PE 5 SN | द ei 5 IGERIE 
RR १2246 fob ! 500 TT ¢ ना 
SEY 40. | ८, eS 
५ ८ Z Zs 2% 


Dos Oye 


सूरः 4, अन-निसा 


Lif पारः 5 





और उन लोगों की ओर से बहस न 
कर जो अपने आप से ख़यानत करते 
हैं । निस्सन्देह अल्लाह अत्यधिक 
ख़यानत करने वाले महापापी को 
पसन्द नहीं करता ।।08। 

वे लोगों से तो छिप जाते हैं परन्तु 
अल्लाह से नहीं छिप सकते और वह 
उनके साथ होता है जब वे ऐसी बातें 
करते हए रात गुज़ारते हैं जिसे वह पसन्द 
नहीं करता । और जो वे करते हैं अल्लाह 
उसे घेरे हुए है ।।09। 

देखो, तुम वे लोग हो कि तुम 
सांसारिक जीवन में तो उनके पक्ष में 
बहसें करते हो । परन्तु क़यामत के 
दिन उनके पक्ष में अल्लाह से कौन 
बहस करेगा अथवा कौन है जो उनका 
समर्थक होगा ? ।।0। 

और जो भी कोई कुकर्म करे अथवा 
अपनी जान पर अत्याचार करे, फिर 
अल्लाह से क्षमा याचना करे, वह 
अल्लाह को बहुत क्षमा करने वाला 
(और) बार-बार कृपा करने वाला 
पाएगा ।!7]| 

और जो कोई पाप कमाता है तो 
निस्सन्देह वह उसे अपने ही विरुद्ध 
कमाता है । और अल्लाह स्थायी 
ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।।।2। 

और जो कोई अपराध कर बैठे अथवा 
पाप करे, फिर किसी निरपराध पर 
उसका आरोप लगा दे तो उसने बहुत 


b CS Be 2३ | ~ 


)9 ERLE ६०७३ 


नी 
42 ५» Dr 


© 92 Ys Ur Lh (5 Osa 


Di 


RN 9 4५५७५ | इ 
हा 34४4 ~+ gr < {52 
NOES Ye 50 

(®) Clea 5 x2 Si ~ 27 
Fe pa 5 2227 25 | £ | a 


~ 


CAE PND | | 


) > 


ह 


we Ne #ई ८ i र 
2D CY 

® ५४०5५ Fe ५:८० »% & > af ER | 
SAB bs Eps 


JR Siz f% श्र DIR १६२५7 
®) ~) |) 925 al ~> 40 [SC 


PMA ESS NEY 
OSCE ei 


Z 
Z 2 
27 ® [ee % | FT RR । ri Sd 
EEE S) ५ ) Cy 
f ठः SS 


~ 


सूरः 4, अन-निसा 


पारः 5 





बड़ा आरोप और खुल्लम-खुल्ला पाप 
(का बोझ) उठा लिया ।।।3। 

(रुकू उ) 
और यदि तुझ पर अल्लाह की दया 
और उसकी कृपा न होती तो उनमें 
से एक गिरोह ने तो ठान लिया था 
कि वे अवश्य तुझे पथभ्रष्ट कर देंगे । 
परन्तु वे अपने अतिरिक्त किसी को 
पथभ्रष्ट नहीं कर सकते । वे तुझे 
कदापि कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे । 
और अल्लाह ने तुझ पर पुस्तक और 
तत्त्वज्ञान उतारे हैं और तुझे वह कुछ 
सिखाया है जो तू नहीं जानता था 
और तुझ पर अल्लाह की दया बहुत 
बड़ी है ।।]4। 
उनके अधिकतर गुप्त मन्त्रणाओं में कोई 
भलाई की बात नहीं । सिवाय इसके 
कि कोई दान अथवा भलाई की बात 
अथवा लोगों के बीच सुधार की सीख 
दे। और जो भी अल्लाह की प्रसन्नता 
प्राप्त करने की इच्छा से ऐसा करता है 
तो अवश्य हम उसे एक बड़ा प्रतिफल 
प्रदान करेंगे ।।।5। 
और जो रसूल का विरोध करे इसके 
बावजूद कि हिदायत उस पर स्पष्ट हो 
चुकी हो और मोमिनों के मार्ग के 
अतिरिक्त कोई और मार्ग अपनाए तो 
हम उसे उसी ओर फेर देंगे जिस ओर 
वह मुड़ गया है और हम उसे नरक में 
प्रविष्ट करेंगे । और वह बहुत बुरा 
ठिकाना है ।6॥ (रुकू न) 


ik 


६ 
६&6 


) ४ 


४ i 


८53 SE Sy 
CAPITIS DMS DEE 
(८ Cp ८ 522५ 425 
Bg 026 007 
ASEAN sy 
45S iGo 
E OEE OSS 


उ 53 (2६2७ सह आग ~ 
OP PPS OID I> 
नी 


Co) 3३३ ० 3 | A532, 2) 
८८2५0 5७535 ENG 
OELBEF a Sy MEE 
edad piss 
G2 (६३४ oe Eo 9s 


Rs 9 


Vv 


~ ~ G77 2.25 DR Bed Cs ro 
yer TUES Ss 


fo 


E Z2 ~ 
t Ol 


en 





सूरः 4, अन-निसा |i पारः 5 


निस्सन्देह अल्लाह क्षमा नहीँ करता कि (८-६६; 54 +5) 5557355 YI 
इसका साझीदार ठहराया जाए और जो , , , 

इसके अतिरिक्त (पाप) है जिसके लिए £४२८9 १८5053 
चाहे क्षमा कर देता है । और जो अल्लाह 6 Ss RSP 
का साझीदार ठहराए तो निस्सन्देह वह i 
घोर पथभ्रष्टता में बहक गया ।।7। 

वे उसको छोड़कर स्त्रियों (अर्थात |: ६:] ४7 3०63255) 


मूर्तियों) के सिवा किसी को नहीं ho Tote sa 
पुकारते और वे उदंंडी शैतान के सिवा ७2 LB NOs 
(किसी को) नहीं पुकारते ।।।8। 

अल्लाह ने उस पर ला'नत की जबकि E RUPE WETICE 
उसने कहा कि मैं तेरे भक्तों में से अवश्य 3 4 ०१46० ६ 
एक निर्धारित भाग को ले लूँगा ।।9। D9 
और मैं अवश्य उन को पथभ्रष्ट करूंगा 747455 7 ६८४ 5 $; 


और उन्हें अवश्य आशाएँ दिलाऊँगा SOEs 
और ज़रूर उन्हें आदेश दूँगा तो वे >& 5-5 33 [७० 3। Ol ls 
अवश्य पशुओं के कानों पर आघात ३ 22% $ 65:5 
लगाएंगे 9 मै उन्हें ० A HO 
रंगे और मैं ज़रूर उन्हें आदेश दूँगा 5 MICOS 
तो वे अवश्य अल्लाह की सृष्टि में ५.4.484) 33:5) 5) 
परिवर्तन कर देंगे । और जिसने भी ६६३६८०३ 
OU) 
अल्लाह को छोड़ कर शैतान को मित्र 2 
बनाया तो निस्सन्देह उसने खुला-खुला 
घाटा उठाया ॥20।* 
इस आयत में एक महान भविष्यवाणी की गई है कि एक समय आनुवंशिकी इंजीनियरिंग (Genetic 
Engineerin) का आविष्कार होगा अर्थात्‌ वैज्ञानिक अल्लाह की सृष्टि को परिवर्तन करने की चेष्टा 
करेंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है । चूँकि यह शैतानी आदेश से होगा अत: उन को खुला-खुला घाटा 
उठाने वाला कहा गया है और उन को नरक का दंड मिलेगा । विभिन्न आविष्कारों के संबन्ध में केवल 
यही एक भविष्यवाणी है जो अपने साथ भयानक चेतावनी भी रखती है । इसके इतर कुरआन करीम 
ऐसी अनेक भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है । परन्तु किसी अन्य भविष्यवाणी के परिणामस्वरूप भयानक 
चेतावनी नहीं दी गई । अत: आनुवंशिकी इंजीनियरिंग उसी सीमा तक उचित है जिस सीमा तक उसे 
अल्लाह तआला की सृष्टि की रक्षार्थ उपयोग किया जाये । यदि सृष्टि को परिवर्तित करने के लिए इसका 


उपयोग किया जाये तो इससे बहुत क्षति हो सकती है । आजकल के वैज्ञानिकों का एक बड़ा गिरोह भी 
आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा अल्लाह की सृष्टि को परिवर्तित करने का विरोध करता है । 


ड रे 





सूरः 4, अन-निसा 


|| पारः 5 





वह उन्हें वचन देता है और आशाएँ 
दिलाता है और धोखे के अतिरिक्त शैतान 
उनसे कोई वादा नहीं करता ।।2।। 

यही वे लोग हैं जिनका ठिकाना नरक है 
और वे उससे बचने का कोई स्थान नहीं 
पाएँगे ।।22। 

और वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए, हम अवश्य उन्हें ऐसे स्वर्गो में 
प्रविष्ट करेंगे जिनके दामन में नहरें 
बहती हैं । वे सदा उनमें रहने वाले हैं । 
यह अल्लाह का सत्यवचन है । और 
(अपने) कथन में अल्लाह से अधिक 
सत्यवादी और कौन है ? ।।23। 
(निर्णय) न तो तुम्हारी आकांक्षाओं के 
अनुसार होगा और न अहले किताब की 
आकांक्षाओं के अनुसार होगा । जो भी 
कुकर्म करेगा उसे उसका प्रतिफल दिया 
जाएगा और वह अपने लिए अल्लाह को 
छोड़ कर न कोई मित्र पाएगा, न कोई 
सहायक ।॥24। 

और पुरुषों में से अथवा स्त्रियों में से जो 
नेक कर्म करे और वह मोमिन हो तो यही 
वे लोग हैं जो स्वर्ग में प्रविष्ट होंगे और 
उन पर खजूर की गुठली के छेद के समान 
भी अत्याचार नहीं किया जाएगा ।।25। 
और धर्म में उससे बेहतर कौन हो सकता 
है जो अपना सारा ध्यान अल्लाह के लिए 
अर्पित कर दे और वह उपकार करने वाला 
हो तथा उसने सत्यनिष्ठ इब्राहीम के धर्म 
का अनुसरण किया हो । और अल्लाह ने 
इब्राहीम को मित्र बना लिया था ।।26। 


SHR ~ 5 RR Zz 


pe 3 Gs ge 2 9 OAD 


3%) a 

O32 Sp १५० SUF 

OLAS 

Colello Vals 
Es SA Sy LP 2 


MTEC eg NCO 


Ws ° w ~ २+ ~ > FE : [Gr 
(9 (8 ७-०० | (063 है 


Wate Sze 22३ 
Y (० >>) ME AS 


2? 3 & ४] ~ © 5X2 4 2 ~ 
CES 95९४ 550 0550, ४-४ 


9 | Ee >+ Co 2 Cs yA 
8535 53556 5 th FRE 

2८525: 2५४२४ | 

w {=> 9 «5४८2 Do 62 | 3 ~~ 

Re ~ 5 MEI 


कक 


3 RAR 


Creer 
io 2. ~ 2 2 di 


os 


सूरः 4, अन-निसा 


और अल्लाह ही का है जो आसमानों में 
है और जो धरती में है । और अल्लाह 


प्रत्येक वस्तु को घेरे हुए है ।।27। 
(रुकू[ड ) 
और वे तुझ से स्त्रियों के विषय में फ़तवा 


पूछते हैं । तू कह दे कि अल्लाह तुम्हें 
उनके सम्बन्ध में फ़तवा देता है और उस 
ओर (ध्यान आकर्षित करता है) जो 
तुम्हारे समक्ष पुस्तक में उन अनाथ 
स्त्रियों के सम्बन्ध में पढ़ा जा चुका है 
जिनको तुम वह (सब) नहीँ देते जो 
उनके पक्ष में अनिवार्य किया गया है, 
हालाँकि तुम इच्छा रखते हो कि उनसे 
निकाह करो । इसी प्रकार बच्चों में से 
(असहाय) कमज़ोरों के सम्बन्ध में 
(अल्लाह फ़तवा देता है) और (ताकीद 
करता है) कि तुम अनाथों के पक्ष में 
न्याय के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़े हो 
जाओ । अतः जो नेकी भी तुम करोगे तो 
निस्सन्देह अल्लाह उसका भली-भाँति 
ज्ञान रखता है ।।28। 

और यदि कोई स्त्री अपने पति से 
कलहपूर्ण व्यवहार अथवा उपेक्षा भाव का 
भय करे तो उन दोनों पर कोई पाप तो 
नहीं कि अपने बीच सुधार करते हुए मेल 
कर लें । और मेल करना (हर हाल में) 
बेहतर है । और मानव (स्वभाव में) 
कंजूसी रख दी गई है और यदि तुम 
उपकार करो और तकवा से काम लो तो 
निस्सन्देह अल्लाह जो तुम करते हो उससे 
भली-भाँति अवगत है ।।29| 


|| 


पारः 5 


+ of 2 ~ ५ & $b 2 
U2) y 3 Gs Re | 3 छ ५०५ 9 


\A w 
[54 Ui » ६-१६ Sale E 7 
| SI, 5 ५४8२ lS 9 
(3-४ ८७५ Ges se 
CS SVB NGS 


GABE 
| 9 ~) i) | ६.2“ Cima) 
| per | ~ le Be ib  ) | LS Eid 


| 92 92) 
BENEROSNOE Fi 


DSO 
of ge EE 35 Cos) 5 
Sls EASY Dp 
FLAGS GOSS 


सूरः 4, अन-निसा [I] पारः 5 


और तुम यह सामर्थ्य नहीं रख सकोगे कि. £| ८५ । 5.25 6 35 59 
स्त्रियों के बीच पूर्ण रूप से न्याय का Po हा 
मामला करो चाहे तुम कितना ही चाहे। ८०८ 9८४७५ 2275 59 


इस कारण (यह तो करो कि किसी एक व ca 
की ओर) पूर्णतया न झुक जाओ कि उस | 90.० 09 Hiss) = 9) 


(दूसरी) को मानो लटकता हुआ छोड़ दो @ 6 5।7 55 06468 353 
और यदि तुम सुधार करो तथा तक़वा 

धारण करो तो निस्सन्देह अल्लाह बहुत 

क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 

करने वाला है ।30।" 


और यदि वे दोनों अलग हो जाएँ तो “५:5 CEDURE WP 
अल्लाह प्रत्येक को उसके सामर्थ्य के 
अनुसार धनवान्‌ कर देगा और अल्लाह CESS ENING 


बहुत विस्तार प्रदान करने वाला (और) 

परम विवेकशील है ।।3]। 

और अल्लाह ही का है जो आसमानों में * SPIE NE [CP 

है और जो धरती में है और निस्सन्देह ह क EE 

हम ने उन लोगों को जिनको तुमसे पूर्व ८०559225 ०294) 9 

पुस्तक दी गई थी ताकीदी आदेश दिया >, ०५८५ ।| 4६ , 7 4 4 2-६ 

था और स्वयं तुम्हें भी, कि अल्लाह का OS MEY sr 

तक़वा अपनाओ और यदि तुम इनकार ३८३५ ०.५...) SOS 

करो तो निस्सन्देह अल्लाह ही का है जो FO ANE 

आकाशों में है और जो धरती में है Oo EEO 3 22५! 

(और) अल्लाह निस्पृह और स्तुति योग्य 

है ।।32| 

और अल्लाह ही का है जो आसमानों “2 ::$|,3८८5,' 0 ३७५% ६ 
(92 3७१०-५० ५ 3०५४ १ 

में है और जो धरती में है और ˆ ठ 





* एक से अधिक विवाहों के फलस्वरूप यह तो असम्भव है कि प्रत्येक पत्नी से एक समान प्रेम हो । 
प्रेम का संबंध तो दिल से है । परन्तु न्याय का संबंध मनुष्य के वश में है । इस कारण ताकीद की गई 
कि यदि एक से अधिक पत्तियाँ हों तो न्याय से काम लेना है और किसी एक को ऐसे न छोड़ दिया 
जाए कि तुम उसकी देखभाल ही न करो । 


सूरः 4, अन-निसा [I] पारः 5 


अल्लाह कार्यसाधक के रूप में बहुत CSCS AS 
पर्याप्त है ।33| ५ 5 
हे मानव जाति ! यदि बह चाहे तो तुम्हें ~ (5 208 2९९.७१. ५65 : )| 
नष्ट कर दे और दूसरों को ले आए । PRN he Bo 
और अल्लाह इस बात पर स्थायी सामर्थ्य॑ ९22% 0S9 ८२०७४ 
रखता है ।।34| 

जो सांसारिक प्रतिफल चाहता है तो ८५)4:58: 53|| <5 5 LN 
अल्लाह के पास संसार का प्रतिफल भी [ 

है और परलोक का भी । और अल्लाह 025 2२5 € ~| 
बहुत सुनने वाला (और) बहुत देखने 2 867 5८: 2 
वाला है ॥35। (रुकू+7 ) ) न 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह |_|, CaS NEG 
के लिए गवाह बनते हुए न्याय को दृढ़ता es | 

पूर्वक स्थापित करने वाले बन जाओ । | >.५]._}£ +94} £46 
चाहे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देनी पड़े ? 
अथवा माता-पिता और निकट 
सम्बंधियों के विरुद्ध । चाहे कोई |,१ ६५५६८८, ५3७ 7 
धनवान हो अथवा निर्धन, दोनों का ५ पा हा ice 
अल्लाह ही उत्तम निरीक्षक है । अत: । 2%] 6) 5 SO +4 
अपनी अभिलाषाओं का अनुसरण न करो ALOE 55 
ऐसा न हो कि न्याय से हट जाओ । और SO १० ० 
यदि तुमने गोल-मोल बात की अथवा 


मुँह फेर लिया तो निस्सन्देह जो तुम करते 

हो उससे अल्लाह बहुत अवगत है ।।36| 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह. : ८; ५4|| [90855 SIC 
और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और  ' OE 50 00 


उस पुस्तक पर भी जो उसने अपने रसूल ४३-०० (| 0 +5 _ 53॥ =) 9 
पर उतारी है और उस पुस्तक पर भी जो 





* कुर्‌आन करीम की यह आयत गवाही देने के अवसर पर भी न्याय की शिक्षा लागू करती है । अर्थात्‌ 
प्रत्येक गवाह पर अनिवार्य है कि न्यायपूर्ण गवाही दे, चाहे स्वयं अपने विरुद्ध अथवा माता-पिता या 
सगे सम्बंधियों के विरुद्ध गवाही देनी पड़े । 


सूरः 4, अन-निसा 


उसने पहले उतारी थी । और जो अल्लाह 
का इनकार करे और उसके फरिश्तों का 
और उसकी पुस्तकों का और उसके 
रसूलों का और अंतिम दिवस का, तो 
निस्सन्देह वह बहुत ही घोर पथभ्रष्टता में 
(पड़कर) भटक चुका है ।37। 
निस्सन्देह वे लोग जो ईमान लाए फिर 
इनकार कर दिया फिर ईमान लाए फिर 
इनकार कर दिया फिर इनकार में बढ़ते 
चले गए, अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें 
क्षमा कर दे और उन्हें सन्मार्ग की 
हिदायत दे ।।38।* 

मुनाफ़िक़ों को खुशखबरी दे दे कि उनके 
लिए बहुत पीड़ाजनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।39। 

(अर्थात्‌) उन लोगों को जो मोमिनों को 
छोड़ कर काफ़िरों को मित्र बना लेते हैं। 
क्या वे उनके निकट सम्मान के 
अभिलाषी हैं ? अत: निश्चित रूप से 
सम्मान सब का सब अल्लाह के क़न्ज़े में 
है |40| 

और निस्संदेह उसने तुम पर पुस्तक में 
यह आदेश उतारा है कि जब तुम सुनो 
कि अल्लाह की आयतों का इनकार 
किया जा रहा है अथवा उनसे उपहास 
किया जा रहा है तो उन लोगों के पास न 


|]} पारः 5 


a9 SOs ५३) 5 ३ 
REITER 


८ 27% 


tz 
®) 5S YS he 3 _>Y| (94 | 


ZL 2 


alge 5:60.) 
eels SEE gr 
NF 


od 


y rf 37 EE ES 2 RS ५९० 
हि! दी ie eg \ 3 Be 


2d 


~ 2 G27 i + AD 2५१ 22 
Be ~ SS C2 रन | O33 
७७2५0 70555 «| 


JONG 555 
2 


& ४5७ sic ie 
Ti DATES E 


ed 





: यह आयत इस विचारधारा को नकारती है कि मुर्तद (धर्मत्यागी) का दंड हत्या है । अत: कहा कि 
यदि कोई मुर्तद हो जाए, फिर ईमान ले आए । पुनः मुर्तद हो जाए पुनः ईमान ले आए तो उसका 
फैसला अल्लाह तआला के सुपुर्द है और यदि इनकार की अवस्था में मरेगा तो निश्चित रूप से 
नरकगामी होगा । यदि मुर्तद का दंड हत्या होती तो उसके बार-बार ईमान लाने और इनकार करने 


का प्रश्‍न ही नहीं उठता था । 





सूरः 4, अन-निसा ] पारः 5 
बैठो यहाँ तक कि वे उसके सिवा किसी sls Rnd 08 te 
और बात में लग जाएँ । ज़रूर है कि इस i 2 AS 
अवस्था में तुम सहसा उन जैसे ही हो ९22%0|5 ९ 2१ € 40। 
जाओ । निस्संदेह अल्लाह सब 


मुनाफ़िकों और काफ़िरों को नरक में 
एकत्रित करने वाला है ।!4|* 
(अर्थात्‌) उन लोगों को जो तुम्हारे 
सम्बंध में (बुरे समाचारों) की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं । अतः यदि तुम्हें अल्लाह 
की ओर से विजय प्राप्त हो तो कहेंगे, 
क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे ? और 
यदि काफ़िरों को (विजय) प्राप्त हो तो 
(उनसे) कहते हैं क्या हमने तुम पर 
(पहले) प्रभुत्व नहीं पाया था और तुम्हें 
मोमिनों से बचाया नहीं था ? अतः 
अल्लाह ही क़यामत के दिन तुम्हारे 
बीच निर्णय करेगा । और अल्लाह 
काफिरों को मोमिनों पर कोई अधिकार 
नहीं देगा 42। (रुकू 47) 
निस्सन्देह मुनाफ़िक़ अल्लाह से 
धोखा-धड़ी करते हैं जबकि वह 
उन्हीं को धोखे में डाल देता है 
और जब वे नमाज़ के लिए खड़े होते 
हैं सुस्ती के साथ खड़े होते हैं । 
लोगों के सामने दिखावा करते हैं 
और अल्लाह का बहुत ही थोड़ा 
स्मरण करते हैं ।43| 


ISAS Pgs 
BE KSI SIE 
४४ si sc Ne 
EET RL! 
SIAN डर 
SID CSS 
Pe NEEDS 
SOT des 

sy 


> 
+ 


>>) 


टन 


\ 


ia; 





* इस आयत में स्पष्ट रूप से आदेश है कि वे लोग जो नबियों और ईशवाणी से उपहास करते हैं, उनके 
साथ न बैठा करो अन्यथा तुम उन जैसे ही हो जाओगे । परन्तु उन लोगों का स्थायी रूप से 
बहिष्कार करने का यहाँ आदेश नहीं है । उनमें से जो लोग अपने इस कृत्य का प्रायश्चित कर लें उन 


से मेल-मिलाप की अनुमति है । 


सूरः 4, अन-निसा 


वे इसके बीच दुविधा में पड़े रहते हैं । न 
इनकी ओर होते हैं न उनकी ओर । और 
जिसे अल्लाह पथभ्रष्ट ठहरा दे तो उसके 
लिए तू कोई (हिदायत की) राह नहीं 
पाएगा ।।44| 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! मोमिनों 
को छोड़ कर काफ़िरों को मित्र न 
बनाओ । क्या तुम चाहते हो कि 
अल्लाह को अपने विरुद्ध खुली-खुली 
दलील दे दो ।45| 


निस्सन्देह मुनाफ़िक़ नरक की अत्यन्त 
गहराई में होंगे और तू उनके लिए 
कोई सहायक न पाएगा ।।46। 

परन्तु वे लोग जिन्होंने प्रायश्चित 
किया और सुधार किया और अल्लाह 
को दृढ़ता से पकड़ लिया और अपने 
धर्म को अल्लाह के लिए विशिष्ट कर 
लिया, तो यही वे लोग हैं जो 
मोमिनों के साथ हैं और शीघ्र ही 
अल्लाह मोमिनों को एक बड़ा 
प्रतिफल प्रदान करेगा ।47। 

यदि तुम कृतज्ञता प्रकट करो और 
ईमान ले आओ तो अल्लाह तुम्हें दंड 
दे कर कया करेगा । और अल्लाह 
कृतज्ञता का बहुत हक़ अदा करने 
वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने वाला 
है ।48| 


||} पारः 5 


GY EB CS 
(७4४ 5 SSIS ४५% 
sia Yd cal 
95 >> 05 Cine 
HE ४ Os 

(9 Us २०८ oil 


Ge NSN Cis SN] 


SV 24} 2S cf 5) 


LEIS BLE < HY 


lis 4.७ ~~ || 


( 


Mors Cisse ट 
SEE ies 


Ls) 2, ds 6 
ट | E53 RE a 9 SS) Bn 
GENES 


सूरः 4, अन-निसा 


अल्लाह खुले आम बुरी बात कहने को 
पसन्द नहीं करता परन्तु वह (व्यक्ति 
इससे) अलग है, जिस पर अत्याचार 
किया गया हो । और अल्लाह बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।।49|* 

यदि तुम कोई नेकी प्रकट करो अथवा 
उसे छिपाए रखो अथवा किसी बुराई की 
अनदेखी करो तो निस्सन्देह अल्लाह 
बहुत क्षमा करने वाला (और) स्थायी 
सामर्थ्य रखने वाला है ।।50। 

निस्सन्देह वे लोग जो अल्लाह और 
उसके रसूलों का इनकार करते हैं और 
चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों 
के बीच भेद-भाव करें और कहते हैं कि 
हम कुछ पर ईमान लाएँगे और कुछ का 
इनकार कर देंगे और चाहते हैं कि उसके 
बीच का कोई रास्ता अपनाएँ ।।5।।"* 
यही लोग हैं जो पक्के काफिर हैं और 
हमने काफ़िरों के लिए अपमानित करने 
वाला अज़ाब तैयार कर रखा है ।।52। 
और वे लोग जो अल्लाह और उसके 
रसूलों पर ईमान लाए और उन में से 
किसी के बीच भेद-भाव नहीं किया, 
यही वे लोग हैं जिन्हें वह अवश्य उनके 


|| 


च ~ Fs 
Ft (0 
a (2 £ 


ज 
4 


3०%? LR 2A ed > 


09% 9 | |e | 


rR 2 2 ९ पे 
ENS Saul) 


5 ~|j2 द Poe 
| 9225 9 | 


Z2 


5 


(Td 


| SR 2 ir 

Sn ~ DES si) FE 4 a 
(४०० 2 40५ Co) 
een है! ~27 ज्र 44 27% 2A 2 RZ 
SOO 03229 
y 5 CIB +2 2% 5 ०477 
Us BS ogg ८5% 0999 
है| NOS <) (222| 28, 8624 222 rf 
OY BSS L 2५ 
KS 2, + 2 Pes 
iON Ss 


Z 2 [i ~ र? 
Cig 2 w | +7 ~? 25h) 
IRIS IT 


रद cg] pe FS Bd न >> 5 है ~ 
| 5352 ».300--)5450 sal RS 


Gils 


5 2% ट्रेअ 27 ei 4 » 2 ~ T437 
ee EE an £2 | 72 re 





ats 
CO 


पर अत्याचार किया हो । 


alate 


ऊँची आवाज़ से खुले आम किसी को बुरा-भला कहना उचित नहीं । सिवाय इसके कि उसने उस 


इस आयत में हदीस के इनकारी (अहले-कुर्‌आन सम्प्रदाय) का खंडन है । वे अल्लाह के कथन और 
रसूल के कथन में अन्तर करते हैं और हदीस को नहीं मानते । आयत ।53 में इसी विषय को और 
पक्का किया गया है कि जो लोग अल्लाह और रसूल पर सच्चा ईमान लाते हैं वे अल्लाह के कथन 
और रसूल के कथन में कोई अन्तर नहीं करते । 


ov 


सूरः 4, अन-निसा पार: 6 





xe 


प्रतिफल प्रदान करेगा और अल्लाह बहुत 
क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ॥53। (रुकू 

तुझ से अहले किताब प्रश्‍न करते हैं कि? १८ 5:४८.45 ale 
तू उन पर आकाश से (प्रत्यक्ष रूप से) SO अप है 
कोई पुस्तक उतार लाये । अतः वे मूसा (2०38 Vase 

से इस से भी बड़ी बातों की माँग कर ८६ ६६ Nn 
चुके हैं | अतः उन्होंने (उससे) कहा कि -#- ७5६5/6 )| 29 £39 
हमें अल्लाह को प्रत्यक्ष रूप से दिखा दे । 55735, 

अतः उनके अत्याचार के कारण उन्हें crs 
आकाशीय बिजली ने आ पकड़ा । फिर 65554 EEG 
उन्होंने बछड़े को (उपास्य के रूप में) ea 
अपना लिया, बावजूद इसके कि उनके S Ls CE As A 
पास खुली-खुली निशानियाँ आ चुकी 

थीं । इसके बावजूद हमने इस विषय में 

क्षमा से काम लिया और हमने मूसा को 

सुस्पष्ट युक्ति प्रदान की ।।54| 

और हमने उनकी प्रतिज्ञा के कारण उन ६४४४ ; 2५36 ,, HN 45 

पर तूर को ऊँचा किया और हमने उनसे द 
कहा कि (अल्लाह का) आज्ञापालन >-# ०५ 3 ०६ ८० पी 9०३ ७] 
करते हुए द्वार में प्रविष्ट हो जाओ और हलक Le CN BIS Y 
हमने उन्हें कहा कि समन्त के बारे में है Ri f 


ब्रज x ~ > ~> 
> Err 400 E “A 


किसी प्रकार सीमा का उल्लंघन न करो । CUBE 
और उनसे हमने एक बहुत पक्का वचन 
लिया ।55| 

. उनके ~ 5I% Peed REE ई 
अतः उनके अपना वचन तोड़ने के ...!|, go PD re 


कारण और अल्लाह की आयतों के Oi | 

इनकार और नबियों का अकारण घोर- »-«) १5 5८% /(« PISCE 
विरोध करने के कारण तथा उनके यह PE ६-५ है “ae 5 हि 
कहने के कारण कि हमारे दिल पर्दे में हैं, ८ 40 Eo -४+ ४; 


बल्कि वास्तविकता यह है कि अल्लाह ने 


सूरः 4, अन-निसा 


उनके इनकार के कारण उन (दिलों) पर 
मुहर लगा रखी है । अतः वे बहुत ही 
कम ईमान लाएँगे ।।56। 

और उनके इनकार के कारण और 
मरियम के विरुद्ध एक बहुत बड़े आरोप 
की बात कहने के कारण ।।57| 

और उनके इस कथन के कारण कि 
निस्सन्देह हमने मरियम के पुत्र ईसा 
मसीह की जो अल्लाह का रसूल था, 
हत्या कर दी है । और निस्सन्देह वे 
उसकी हत्या नहीं कर सके और न 
उसे सूली दे (कर मार) सके बल्कि 
उन पर (यह) विषय संदिग्ध कर 
दिया गया और निस्सन्देह वे लोग 
जिन्होंने इस विषय में मतभेद किया 
है, इसके सम्बन्ध में संदेह में पड़े हैं। 
उनके पास भ्रम का अनुसरण करने के 
अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है । और वे 
निश्चित रूप से उसकी हत्या न कर 
सके ।।58।* 


||| पारः 6 


Pgs ४ ज JG ॐ Re 
५०४ ०७।८५५ ४४४ ०५ »*५ 
77 57 LE i 52220 <# fe 5 
HORS 2४ ४7.992 99 
3 aed ~ (६ [oe 
Sleds 
CN she 
Gsigi5 Gs # 3523 
KS NEES SNES 
> है 372, 4.०८ TR ६ i loa 
Gaga Siig 
y bo ~ 35 Ee द g bo (६ § z 
C3505 GEG ~ 





*% इस आयत में यहूदियों के ग़लत दावे का खण्डन किया गया है कि हमने मसीह का वध किया है । 
हालाँकि न उन्होंने मसीह को हत्या करके मारा, न सूली देकर मारा । सलबूहु शब्द से अभिप्राय 





केवल सूली पर चढ़ाना नहीं है बल्कि सूली पर चढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना है अर्थात सूली पर मार 





देना है । बहुत से लोग सूली पर चढ़ा कर जीवित भी उतार लिए जाते हैं । उनकी मृत्यु पर कभी 
नहीं कहा जाता कि वे सूली दिए गए । अन्तिम परिणाम इस आयत में यह निकाला गया है कि 





निस्सन्देह वे मसीह की हत्या करने में सफल नहीं हो सके । 

शुब्बिहा लहुम शब्द (उन पर विषय संदिग्ध कर दिया गया) की ग़लत व्याख्या यह की जाती है कि 
कोई और व्यक्ति मसीह का समरूप हो गया और फिर उसे सूली दे दी गई । हालाँकि निश्चित रूप से 
यह अरबी भाषा के मुहावरे के विपरीत है अन्यथा उस व्यक्ति का उल्लेख होना चाहिए था जिसने 
मसीह का रूप धारण किया और मसीह का समरूप बन गया । शुब्बिहा लहुम के स्पष्ट रूप से यह 
अर्थ हैं कि वे शंका में पड़ गए, उन पर यह विषय संदिग्ध हो गया । हज़रत इमाम राज़ी रह. ने इस 
आयत की व्याख्या में लिखा है: बलाकिन वकअ लहुमुश्शुब्बह (लेकिन उनके लिए संदेह उत्पन्न 


हो गया) तफ़सीर कबीर, इमाम राज़ी रहि. । 











सूरः 4, अन-निसा |]} पारः 6 





बल्कि अल्लाह ने अपनी ओर उसका |> 
उत्थान कर लिया और निस्संदेह अल्लाह र 

पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम ESS 
विवेकशील है ।59|* 

और अहले किताब में से कोई (गिरोह 54, Egy) Si SNE 
ऐसा) नहीं जो उसकी मृत्यु से पूर्व FR | 

निश्चित रूप से उस पर ईमान न ले 04-2८०0 ५262) 2.9 5.9० 
आयेगा और क़यामत के दिन वह उन पर 

गवाह होगा ।!60|"* 

अतः वे लोग जो यहूदी थे उनके ; ८ cps ss 5 
अत्याचार के कारण और अल्लाह के हलक 

मार्ग में उनके द्वारा बहुत रोक डालने के ८--(५*_>-9:०2२ 9-6 >| ५५५० 
कारण हमने उन पर वह पवित्र वस्तुएँ 


भी हराम (अवैध) कर दीं जो (इससे OS al 
पूर्व) उनके लिए हलाल (वैध) की गई 
थीं ।।6]| 


और उनके सूद लेने के कारण, ; DIESE PSS 
हालाँकि वे इससे रोक दिए गए थे 
और लोगों के धन अनुचित ढंग से ०--४|३ Gl sal 


* यह आयत कुछ विद्वानों के इस दावे का खण्डन करती है कि हज़रत ईसा अलै. का उत्थान आकाश 
की ओर किया गया था । यह आयत स्पष्ट रूप से कह रही है कि बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि अल्लाह ने 
उनका रफ़अ (उत्थान) अपनी ओर किया था । प्रश्‍न उठता है कि कौन सा स्थान अल्लाह से खाली 
है जिसकी ओर मसीह उठाए गए ? वास्तविकता यह है कि जहाँ मसीह उपस्थित थे वहीं अल्लाह 
भी था । अतः रफ़अ शब्द का अर्थ दर्जो का उत्थान है । 

*# आयतांश इम्मिन अहलिल किताबि (अहले किताब में से) के दो अर्थ हो सकते हैं | एक यह कि 
अहले किताब में से एक व्यक्ति भी नहीं जो उसकी मृत्यु से पूर्व उस पर ईमान न लाए । दूसरा यह 
कि अहले किताब में से एक भी गिरोह नहीं जो उसकी मृत्यु से पूर्व उस पर ईमान न लाए और यही 
ठीक है । यदि पहला अर्थ किया जाए अर्थात उसकी मृत्यु से यदि मसीह की मृत्यु समझी जाए तो 
यह केवल एक दावा है । करोड़ों यहूदी मर गए जो न अपनी मृत्यु से पूर्व मसीह पर ईमान लाए और 
न मसीह की मृत्यु से पहले उस पर ईमान लाए । गिरोह वाला अर्थ इस कारण ठोक लगता है कि 
हज़रत मसीह अलै. गुमशुदा क़बीलों की ओर हिजरत के पश्चात्‌ उस समय मृत्यु पाए जब इन सभी 
गुमशुदा क़बीलों में से प्रत्येक क़बीला के कुछ न कुछ व्यक्तियों ने आपको स्वीकार कर लिया | यह 
घटना कश्मीर में घटी । 























सूरः 4, अन-निसा 


खाने के कारण (उनको यह दंड 
दिया) । और उनमें से जो काफिर थे 
उनके लिए हमने अत्यन्त पीड़ाजनक 
अज़ाब तैयार कर रखा है ।॥62। 
परन्तु उन (यहूदियों) में से जो ज्ञान में 
परिपक्व और (सच्चे) मोमिन हैं वे उस 
पर ईमान लाते हैं जो तेरी ओर उतारा 
गया और उस पर भी जो तुझ से पूर्व 
उतारा गया तथा नमाज़ को क़ायम करने 
वाले और ज़कात अदा करने वाले और 
अल्लाह और अंतिम दिवस पर ईमान 
लाने वाले हैं । यही वे लोग हैं जिन्हें हम 
अवश्य एक बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान 
करेंगे ।॥63। (रुकू ८) 

निस्सन्देह हमने तेरी ओर वैसे ही वहइ 
की जैसा नूह की ओर वहइ की थी 
और उसके बाद आने वाले नबियों की 
ओर । और हमने वहइ की इब्राहीम 
और इसमाईल और इसहाक़ और 
याकूब की ओर, और (उसको) संतान 
की ओर तथा ईसा और अय्यूब और 
यूनुस और हारून और सुलैमान की 
ओर । और हमने दाऊद को ज़बूर 
प्रदान किया ।।64। 

और कई रसूल हैं जिनका वर्णन हम तेरे 
समक्ष पहले ही कर चुके हैं और कई 
रसूल हैं जिनकी कथाएँ हमने तेरे समक्ष 
नहीं पढ़ी और मूसा से अल्लाह ने 
अत्यधिक वार्तालाप किया ॥65। 


| 


YY 


SEE sa 


eh BD Poo 
GUNFIRE 
MGS 
502 555५ 55% SUSIE 
epic Us ‘gps 


Kane ~ {RT 
OBE |> 


Y 
EHF) 
< Ce ४८6: ना 2 CO w g rf 
ILI ९2४००: CONS 
7 24277 5 > 9 लक hE हट = 
Dis Js OEE] 
Sis ses ८35 


[a I Er 50885 55:८2 5 ~ 4, 2 I ~ 
७5 8 5 595 0255 GL 30309 


Ee ~ | a Z 
es Re a” ६०.25 3 ~ 27% ५.) 5 
म ~ N99 


है! NS Po कं > de 4 ह ~ 
= Up 52 ja | 22 
ld 5“2” 





* हदीसों से प्रमाणित होता है कि पूरे संसार में नबियों की संख्या एक लाख चौबीस हज़ार थी । उन 
सब में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सर्वश्रेष्ठ रसूल हैं । कुरआन करीम में केवल+ 


सूरः 4, अन-निसा 


कई शुभ-समाचार देने वाले और 
सतर्ककारी रसूल (भेजे) ताकि लोगों 
के पास रसूलों के आने के बाद अल्लाह 
के विरुद्ध कोई तर्क न रहे और अल्लाह 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है ।।66। 

परन्तु अल्लाह गवाही देता है कि जो 
उसने तेरी ओर उतारा है उसे अपने 
(निश्चित) ज्ञान के आधार पर उतारा है 
तथा फ़रिश्ते भी (यही) गवाही देते हैं, 
जबकि गवाह के रूप में अल्लाह ही 
बहुत पर्याप्त है ।67। 

निस्सन्देह वे लोग जो काफ़िर हुए और 
उन्होंने अल्लाह के मार्ग से रोका 
निस्सन्देह वे घोर पथभ्रष्टता में पड़ चुके 
हैं ।68। 

निस्सन्देह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
और अत्याचार किए, हो नहीं सकता कि 
अल्लाह उन्हें क्षमा कर दे और न ही यह 
सम्भव है कि वह उन्हें किसी मार्ग पर 
डाले ।।69| 

परन्तु नरक के मार्ग पर, जिसमें वे लम्बी 
अवधि तक रहने वाले हैं और अल्लाह के 
लिए ऐसा करना सरल है ।।70। 

हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की 
ओर से सत्य के साथ रसूल आ चुका है । 
अतः ईमान ले आओ (यह) तुम्हारे लिए 
बेहतर होगा । फिर भी यदि तुम इनकार 
करो तो निस्सन्देह अल्लाह ही का है जो 


||| पारः 6 


Ys € 2 ® rf] ~ < > Fok 5 लीं 
2 ४2४७ 3 ४ yi YL) 
DDT 


fey ELEN ONUUES 
SESS 40॥ 8४5 


SEI STIs 
500 ४55 GETS ५५ 


(9) Coe 


RUE 5.55: 228 


५ ५ Poo 
® | bE १ « | ls | + 9 


सा 


AHO) 


ASSES 
४ .5४>&०& ०४५०६ ESA 
KBR ८५% _$# ४४! 
SANE EOSS 

Fb OHSS 0 0 
ESI SACD NEN 
9०० BGO ssi 





«कुछ नबियों का उदाहरण के रूप में वर्णन किया गया है और उन पर और उनकी जातियों पर जो 
परिस्थितियां गुज़रीं, पूरे संसार के नबियों और उनकी जातियों पर ऐसी ही परिस्थितियाँ गुज़रीं हैं । 


सूरः 4, अन-निसा 


आसमानों और धरती में है और अल्लाह 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।!7। 

हे अहले किताब ! अपने धर्म में सीमा 
का उल्लंघन न करो और अल्लाह के 
सम्बन्ध में सत्य के सिवा कुछ न 
कहो । निस्सन्देह मरियम का पुत्र ईसा 
मसीह केवल अल्लाह का रसूल है और 
उसका कलिमा (वाक्य) है जो उसने 
मरियम की ओर उतारा और उसकी 
ओर से एक रूह है । अत: अल्लाह पर 
और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ । 
और तीन मत कहो । (इससे) रुक 
जाओ कि इसी में तुम्हारी भलाई है । 
निस्सन्देह अल्लाह ही एक उपास्य है । 
वह इस से पवित्र है कि उसका कोई 
पुत्र हो । उसी का है जो आसमानों में 
है और जो धरती में है और कार्य- 
साधक के रूप में अल्लाह बहुत पर्याप्त 
है ॥72। (रुकू छु) 

मसीह तो कदापि नापसंद नहीं करता 
कि वह अल्लाह का भक्त हो और न ही 
निकटस्थ फ़रिश्ते (नापसंद करते हैं) 


पारः 6 


(9) Co Fe CE DISTT i + i” 
SEAS U2) ys 


YS GY 
EAN EME 


‘a sD Slee 


52 (5 


i 


Aw 2 iT 


Ceres 788 ७] 


५४, 25540 


Gv 
क \ 
कर 
\ — 
t— 
3) 
5 
€, 
E ; ह 


PP Dr 


RP RUSE CE 


CS 5, है! apn ५ [a 5 i” | $ 











: ईसाई इस आयत से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मसीह साधारण रसूल नहीं थे बल्कि अल्लाह के 
कलिमा थे और बाइबिल के उस प्रसंग का उल्लेख करते हैं जिसमें कहा गया कि “आदि में वचन था 





और वचन ईश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था 


(यूहन्ना ।:।) वे हज़रत मसीह को 


कलिमतुल्लाह अथवा कलामुल्लाह (अल्लाह का वाक्य या वचन) घोषित करते हैं । इसका 
खण्डन सूर: कहफ़ की अन्तिम दस आयतों में मौजूद है । विशेषकर इस आयत में कि यदि सारे समुद्र 
सयाही बन जाएँ तथा उन जैसे और समुद्र भी उनकी सहायता को आएँ तो अल्लाह तआला के 
कलिमे समाप्त नहीं हो सकते । अतः अल्लाह के कलिमा से अभिप्राय अल्लाह का कुन (हो जा) 
कहना है जिसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवधारी और निर्जीव चीज़ें अस्तित्व में आई । मसीह भी 





उनमें से एक थे । 





सूरः 4, अन-निसा 


और जो भी उसकी उपासना को नापसंद 
करे और अहंकार से काम ले, उन सभी 
को वह अपनी ओर अवश्य इकट्ठा करके 
ले आएगा ॥73।* 

अतः वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए तो वह उनको उनके भरपूर 
प्रतिफल प्रदान करेगा और अपने अनुग्रह 
से उनको अधिक देगा । और वे लोग 
जिन्होंने (उपासना को) नापसंद किया 
और अहंकार किया तो उन्हें वह 
पीड़ाजनक अज़ाब देगा और अल्लाह के 
सिवा वे अपने लिए कोई मित्र और 
सहायक नहीं पाएँगे ।।74। 

हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की 
ओर से एक बड़ी युक्ति आ चुकी है और 
हमने तुम्हारी ओर एक प्रकाशित कर 
देने वाला नूर उतारा है ।75। 

अतः वे लोग जो अल्लाह पर ईमान ले 
आए और उसको दृढ़ता से पकड़ लिया 
तो वह अवश्य उन्हें अपनी दया और 
अपने अनुग्रह में प्रविष्ट करेगा और 
उन्हें अपनी ओर से सन्मार्ग प्रदर्शित 
करेगा ।!76। 

वे तुझ से फ़तवा माँगते हैं । कह दे कि 
अल्लाह तुम्हें कलालः के विषय में 
फ़तवा देता है । यदि कोई ऐसा पुरुष मर 
जाए, जिसकी संतान न हो परन्तु उसकी 
बहन हो तो जो (तरका) उसने छोड़ा 


||] पारः 6 


० 5 RS ह 3 ~~ pes ~ ~ 
~ ee io 2 


[tS उ ¥» 


7+ 


ables il CH ४६ 
BoB ४४ 
SENSE GHGS Ai 
55792 ७० OIE ds 
OASYS 


4 Us क a त > ~ | GG 
80572 १५८55 ७९ 


(9 (२.8 Ce | Ei | 925५ 


27 है 9-42 ५० 
PE pel pC 
y or 727 $ 4 ag हि ५ PSF 
(«3 8 es do) 3 > 
OULD oN) sei 


~~ 


“oe Zl 22, 5; >> 
USNS ag 


4) 


8 


~ 4 





$ इस आयत में हज़रत मसीह अलै. पर लगे इस आरोप का खण्डन किया गया है कि वह अल्लाह के 
भक्त होने से इनकार करते थे । क्योंकि यह एक बहुत गंभीर आरोप है जो हज़रत मसीह का दर्जा 
नहीं बढ़ाता बल्कि उनको अहंकारी साबित करता है । 


सूरः 4, अन-निसा 


उस बहन के लिए उसका आधा भाग 
होगा, परन्तु वह उस (पूरे तरका) के 
(पूर्णांश) का उत्तराधिकारी होगा यदि 
उसकी कोई संतान न हो । और यदि वे 
(बहनें) दो हों तो उनके लिए उसमें से 
दो तिहाई भाग होगा जो उस (भाई ने 
तरका) छोड़ा और यदि बहन-भाई पुरुष 
और महिलाएँ (मिले जुले) हों तो 
(प्रत्येक) पुरुष के लिए दो महिलाओं के 
समान भाग होगा । अल्लाह तुम्हारे लिए 
(बात) खोल-खोल कर वर्णन करता है 
ताकि ऐसा न हो कि तुम गुमराह हो 
जाओ और अल्लाह प्रत्येक वस्तु का ख़ूब 
ज्ञान रखता है ॥|77॥ (रुकू) 


||| पारः 6 


4s 355 5८59» ७७४ <<। 
bee 
ह शा ) 2 (कह. 
55 Ge (2.५5) ad 
KSI ESE IIE 
ICAL _ ८६ ०५७ ८५ 


~त 


EOE HONS bso 


|| 
5- सूरः अल-माइदः 


यह सूरः मदीना निवास-काल के अन्त में उतरी थी । बिस्म्मिल्लाह सहित इसकी 
।2। आयते हैं । 

इस सूरः में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत से चमत्कारों की वास्तविकता का 
उल्लेख किया गया है । भाष्यों में जो यह उल्लेख किया गया है कि उनपर आसमान से 
भौतिक रूप में भोज्य वस्तुओं से परिपूर्ण थाल उतरा था, उसकी वास्तविकता पर से यह 
कह कर पर्दा उठाया गया है कि वस्तुतः यह भविष्यवाणी थी कि हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम की दुआओं और कुर्बानियों के फलस्वरूप ईसाइयों को अपार जीविका दी 
जाएगी परन्तु यदि उन्होंने इस का अनादर किया, जिसके चिह्न दुभग्यवश प्रकट हो चुके 
हैं, तो फिर उनको दंड भी ऐसा भयंकर दिया जाएगा कि ऐसा दंड कभी संसार में किसी 
को नहीँ दिया गया होगा । 

प्रतिज्ञा भंग करने के फलस्वरूप जो बुराइयाँ यहुदियों व ईसाइयों में उत्पन्न होती 
रहीं उनको ध्यान में रखकर इस सूरः के आरम्भ में ही मुस्लिम जगत को सावधान कर 
दिया गया है । इससे पूर्व सूरः अल्‌-बक़र: में विभिन्न भोज्य वस्तुओं की वैधता व 
अवैधता का वर्णन हो चुका है परन्तु यहाँ एक नई बात कही गई है जो इस्लाम को दूसरे 
धर्मो से अलग करती है । वह यह कि भोजन केवल हलाल (वैध) ही नहीं बल्कि पवित्र 
भी होना चाहिए । अत: एक भोजन यदि हलाल भी हो तो बेहतर यही है कि जब तक 
वह अत्यन्त पवित्र और स्वास्थ्य वर्धक न हो, उससे परहेज़ किया जाना चाहिए । 

इससे पूर्व हर हाल में न्याय पर अडिग रहने की शिक्षा दी जा चुकी है । अब इस 
सूरः में गवाही का विषयवस्तु आरम्भ होता है और गवाही देने में पूर्णतया न्याय पर 
स्थित रहने का उपदेश इस प्रकार उत्तम ढंग से वर्णन किया गया है कि यदि किसी जाति 
से शत्रुता भी हो तब भी उसके अधिकारों का ध्यान रखो और उसके साथ अपने झगड़े 
निपटाते हुए न्याय का पहलू कदापि न छोड़ो । 

इस सूरः में प्रतिज्ञापालन का एक बार फिर उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार 
यहुदियों ने जब प्रतिज्ञा भंग की थी तो वे परस्पर द्रेष और शत्रुता के शिकार हो गए और 
बहत्तर सम्प्रदायो में विभाजित हो गए । इस पर हज़रत ईसा अलै. का आगमन हुआ 
जिन्होंने तेहत्तरवां मुक्तिगामी सम्प्रदाय की नींव डाली । परन्तु भविष्यवाणी के रूप में 
इस बात का भी उल्लेख हुआ है कि उन की जाति भी उपदेश से लाभ नहीं उठाएगी और 
गिरोह दर गिरोह बँटती चली जाएगी स्वयं उनके बीच भी ईर्ष्या द्रेष और स्वार्थपरता के 
फलस्वरूप बड़े-बड़े विश्व युद्धों की नींव पड़ेगी जिनमें स्वयं ईसाई जातियाँ, ईसाई 


जातियों के विरुद्ध भिड़ेंगी । 

इस सूरः में जातियों के परस्पर युद्ध और रक्तपात का वर्णन होने के साथ-साथ 
एक ऐसे गिरोह का भी उल्लेख हुआ है जो अत्याचार और क्रूरता में सीमा से बढ़ जाएगा 
(आयत सं. 34) जैसा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पशुओं जैसे अत्याचार का 
वर्णन पश्चिमी जगत में मिलता है और पूर्वी जगत तो ऐसी घटनाओं से भरी पड़ी है और 
ऐसे भयानक अपराध भी हो रहे हैं जिनका दंड अत्यन्त कठोर होना चाहिए ताकि फ़ 
शर्रिद बिहिम्‌ मन ख़ल्फ़हम सूरः अल अनूफ़ाल : 58 (अर्थात्‌ उन के पीछे आने वालों 
को भी तितर-बितर कर दे) वाली विषयवस्तु चरितार्थ हो और उनके अत्यन्त भयानक 
अन्त को देख कर शेष अपराधी भी अपराध करने से रुक जाएँ । 

यह सूरः हर प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाती है । इसी प्रसंग में यह 
कहा गया है कि बलपूर्वक किसी का धर्म परिवर्तित करने की कदापि अनुमति नहीं दी 
जा सकती । यदि बल प्रयोग के फलस्वरूप कुछ लोग इस्लाम धर्म त्याग दें तो अल्लाह 
तआला उनके बदले बड़ी-बड़ी जातियाँ प्रदान करेगा जो संख्या में उन धर्मत्यागियों से 
बहुत अधिक होंगे तथा मोमिनों से बहुत प्रेम करने वाले और काफिरों के प्रति बहुत 
कठोर होंगे । 

इस सूरः में कुर्‌ आनी शिक्षा को न्यायप्रणाली का एक ऐसा विवरण मिलता है जो 
संसार की किसी और पुस्तक में मौजूद नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने वालों के अतिरिक्त दूसरे धर्मो के 
अनुयायी जो अपनी धार्मिक शिक्षाओं का पालन करने में सच्चे हों, नेक कर्म करने वाले 
हों तथा परलोक अर्थात्‌ अपने कर्मो की जवाबदेही के सिद्धान्त पर दृढ़ता से स्थित हों । 
अल्लाह तआला उनको उनके नेक कर्मो का उत्तम प्रतिफल प्रदान करेगा । उनको 
चाहिए कि वे अपने अन्त के बारे में कोई भय और शोक न करें । 

पारस्परिक द्वेष और शत्रुता का जो वर्णन इस सूरः में चल रहा है इस प्रकरण में 
और कारणों का भी उल्लेख किया गया है, जो घोर द्वेष एवं शत्रुता उत्पन्न करने का 
कारण बनते हैं । उनमें एक शराब और दूसरा जुआ है । यद्यपि उनमें कुछ मामूली लाभ 
भी हैं परन्तु उनके हानिकारक तत्त्व उन लाभ के मुक़ाबले में बहुत अधिक हैं । 

इस सूरः के अन्त पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख 
किया गया है तथा आपको एक पूर्ण एकेश्वरवादी रसूल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, 
जिसने कभी भी अपनी जाति को तस्लीस (त्रीश्वरवाद) अथवा शिर्क (अनेकेश्वरवाद) 
की शिक्षा नहीं दी और न ही यह कहा कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा उपास्य 


बना लो । ३0४7४ 


सूरः 5, अल-माइदः 











2 |: 


EA, ६4 


०५, °, 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनन्त कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! € > | 


प्रतिज्ञाओं का पालन करो । तुम्हारे 
लिए चरने वाले चौपाये हलाल ठहराए 
गए । सिवाए इसके जिनका (विवरण) 
तुम्हारे समक्ष पढ़ा जाता है । परन्तु 
शिकार को हलाल न ठहराना जबकि 
तुम एहराम की अवस्था में हो 
निस्सन्देह अल्लाह वही निर्णय करता है 
जो वह चाहता है ।2। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो 
शाएरुल्लाह (अल्लाह के चिह्लनों) का 
अपमान न करो और न ही सम्मान योग्य 
महीने का और न कुर्बानी के पशुओं का 
और न ही कुर्बानी के चिह्न स्वरूप पढ़े 
पहनाए हुए पशुओं का और न ही उन 
लोगों का जो अपने रब्ब की ओर से 
कृपा और प्रसन्नता की अभिलाषा रखते 
हुए सम्मान योग्य घर का संकल्प कर 
चुके हों । और जब तुम एहराम खोल दो 
तो (भले ही) शिकार करो । और तुम्हें 
किसी जाति की शत्रुता इस कारण से 
कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद-ए-हराम से 
रोका था, इस बात पर न उकसाये कि 
तुम अत्याचार करो । और नेकी और 
तक़वा में एक दूसरे का सहयोग करो 





Fa अप 
GYPSY 5 ie 
beso 33.2! “| Ch Me [6a 


PS 
54७2५ ६| 


a 22 5७5॥३०३०४॥ ३८८००) ८५ 
fas 


द 


Ws 0S FLAN NO ) ७४ 


ED 


SYENYs G3 


sles Wood te 


(5 ७५० 27 fz 25 UE, > ७ 
CES sey Ys EFC 


RAM RCSL 


uP 


DD 


9) ERAT ss 


RTI 


सूरः 5, अल-माइदः 


और पाप और अत्याचार (वाले कामों) 
में सहयोग न करो और अल्लाह से डरो । 
निस्सन्देह अल्लाह दंड देने में बहुत 
कठोर है ।3।* 

तुम पर मुरदार हराम कर दिया गया है 
और रकत एवं सूअर का माँस और जो 
अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर 
ज़िबह किया गया हो तथा दम घुट कर 
मरने वाला और चोट लग कर मरने 
वाला और गिर कर मरने वाला तथा 
सींग लगने से मरने वाला और वह भी 
जिसे हिंस्र-जन्तुओं ने खाया हो, सिवाय 
इसके कि जिसे तुम (उसके मरने से पूर्व) 
ज़िबह कर लो और वह (भी हराम है) 
जो झूठे उपास्यों के बलि-स्थानों पर 
ज़िबह किया जाए और यह बात भी कि 
तुम तीर चला कर परस्पर भाग बाँटो । 
यह सब दुष्कर्म हैं । आज के दिन वे लोग 
जो काफ़िर हए तुम्हारे धर्म (में 
हस्तक्षेप) करने से निराश हो चुके हैं। 
अतः तुम उनसे न डरो बल्कि मुझ से 
डरो। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए 
तुम्हारा धर्म सम्पूर्ण कर दिया और तुम 
पर मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी है तथा 
मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए धर्म के रूप 
में पसन्द कर लिया है । अतः जो भूख 


& 72 
> 


BESS ore pe 
a) 2) 2) bs ees 
Asis dls Eis 
४43 :5-)5 (४०५ 


27 
5 22 lrg 


BS ५ 3 DR > (2 
ELSE “2:55 


PDE 


22 pA Ci 9 





ats 
CO 


इस सूरः की आयत सं. 3 और सं. 9 में शत्रु से भी न्यायपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया गया है 
चाहे शत्रुता सांसारिक कारणों से हो अथवा धार्मिक कारणों से, अतएव आयत सं. 3 में कहा है कि 
यद्यपि किसी शत्रु ने आपको ख़ाना का बा में जाने से रोक दिया हो तब भी इस धार्मिक शत्रुता के 
कारण उस से अन्याय करने की अनुमति नहीं है । इन दो आयतों का यदि मुस्लिम जगत सच्चे मन से 
पालन करता तो कभी पथभ्रष्ट न होता । 


सूरः 5, अल-माइदः 


की अधिकता के कारण (निषिद्ध वस्तु 
खाने पर) विवश हो चुका हो, इस दशा 
में कि वह पाप की ओर झुकने वाला न 
हो तो अल्लाह अवश्य बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।4। 

वे तुझ से पूछते हैं कि उनके लिए क्या 
हलाल किया गया है ? तू कह दे कि 
तुम्हारे लिए समस्त पवित्र वस्तुएँ हलाल 
की गई हैं । और शिकारी पशुओं में से 
जिन को सिधाते हए जो तुम शिक्षा देते 
हो तो (याद रखो कि) तुम उन्हें उस 
(ज्ञान) में से सिखाते हो जो अल्लाह ने 
तुम्हें सिखाया है । अतः तुम उस 
(शिकार) में से खाओ जिसे वे तुम्हारे 
लिए रोक रखें और उस पर अल्लाह का 
नाम पढ़ लिया करो और अल्लाह का 
तक़वा अपनाओ । निस्सन्देह अल्लाह 
हिसाब (लेने) में बहुत तेज़ है ।5। 

आज के दिन तुम्हारे लिए समस्त पवित्र 
वस्तुएँ हलाल घोषित की गई हैं और 
अहले किताब का (पवित्र) भोजन भी 
तुम्हारे लिए हलाल है जबकि तुम्हारा 
भोजन उनके लिए हलाल है । और 
पवित्र मोमिन महिलायें भी और उन 
लोगों में से पवित्र महिलायें भी जिनको 
तुम से पहले पुस्तक दी गई, तुम्हारे लिए 
वैध हैं | जब कि तुम उन्हें निकाह में 
लाते हुए उनके हक़ महर अदा करो, न 
कि कुकर्म में पड़ते हुए और न ही गुप्त 
मित्र बनाते हुए । और जो ईमान ही का 


|| पारः 6 


« or 3 iL (& at ५: 2 ~ 
Bboy Cfo 


६ Ee & t ab 72 Zr zr 


ET 


© Fos GR 
६ 
(2>;22 09 


26७8 cg fTcesges 
ES ~ ५ SA Er Rs whe 

€ ॥ नी sales Sn) 
a fh FEE अ Ee Us 07 की 8 wz 

5 ८ Ce i 


ssc Cl lS 


ना है! b डी hd i 4-0६ त a है! ~ > 
ME | EN] sas 9 gs ds) 


CW 
~ ~ 


5% 


[8 ~ L RC 22] | « ~ 
SLs Slo Ue (9% 
छः ~) ५ oe a | व » 2 5 

= ie NS 5 ४२) 
~ 2 | 0 4755 हे ge 52 x ea 
i55ics | ~ 2 | Ss की | bs 
RAT ४<< 9०.७ 32) 
( 2222 inks sls ° > ~ | र 
C2 | | > | =| <? > | 


45 + IASI 2s 22 | 
CIS NO 
gS DP 


(४ + 5 5 ड f Ee ++ LN 
RC piso 49 


सूरः 5, अल-माइदः 


इनकार कर दे उसका कर्म निश्चित रूप 
से नष्ट हो जाता है और वह परलोक में 
घाटा पाने वालों में से होगा ।6। 

(रुकू -इ-) 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब तुम 
नमाज़ की ओर जाने के लिए उठो तो 
अपने चेहरों को और अपने हाथों को भी 
कुहनियों तक धो लिया करो । तथा 
अपने सिरों का मसह करो और टख़नों 
तक अपने पाँव भी धो लिया करो । और 
यदि तुम जुम्बीं हो तो (पूरा स्नान 
करके) भली-भाँति शुद्ध-पूत हो जाया 
करो । और यदि तुम रोगी हो अथवा 
यात्रा पर हो अथवा तुम में से कोई 
शौचादि करके आया हो अथवा तुमने 
स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित किया हो और 
इस अवस्था में तुम्हें पानी न मिले तो 
शुष्क पवित्र मिट्टी का तयम्मुम करो और 
अपने चेहरों और हाथों पर इससे मसह 
कर लिया करो । अल्लाह नहीं चाहता 
कि तुम पर कोई तंगी डाले परन्तु चाहता 
है कि तुम्हें बहुत पवित्र करे और तुम पर 
अपनी नेमत पूरी करे ताकि तुम कृतज्ञता 
प्रकट किया करो ।7। 
और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को 
याद करो और उसके वचन को भी, जिसे 
उसने तुम्हारे साथ दृढ़ता से बाँधा, जब 
तुमने कहा कि हमने सुना और हमने 
आज्ञापालन किया और अल्लाह से डरो । 
निस्सन्देह अल्लाह दिलों की बातें खूब 
जानता है ।8। 


| 


पारः 6 


हु 
~ 


डे ५०५5 4-०८ ना HF ~ 2 55. Ei रु 
__3 9 WEES Gs 33 YL 

7 च कट ® 
) 


६ £] 2 कक 22 + (९ 

ह OER | (2 ®] 
Fe Pe! 4 > Saez > ५6 EC 

2 | ul 5०७ |3 | a | CR | 2५ 


Gl Sas 0 ० 
24552 ls PS 
HSS ASD BIE 
Ese EES Ce 
HN gic 3545: ४ 
U3 A EONS 


72 ७ 


ne 


CT 


[roe ~ Z2 ~ 2RWZ »%<८ 
LS | NARA | ~ 
+, चितेः २ ° 
b 5 2 Z yr] 
ARS A [4 Rew 53 > 2\ 7 2 CB] 
५2 2२ 45 ०0००४ ३.०६-५ FY) 
पी | ८ 77 52 el है Tz Ca 40| 
DIE is 752 4 
Z 
b G72, se ~ Be) whi, XR > ई 
~ * 2३ 


~ ~ ~ 


नी 
_5, RZ 
हा oa हक ‘4 NS पट 


2० 5६ 2 2८ prs > 
O03 

Si, GE Migaorss > 2 २० 
ASE sss 

(0 ~ Feit 5 मल > iz > a 


> | 


©4545) 


सूरः 5, अल-माइदः 


हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
के लिए मज़बूती से निगरानी करते हुए 
न्याय के समर्थन में साक्षी बन जाओ 
और किसी जाति की शत्रुता तुम्हें 
कदापि इस बात की ओर प्रेरित न करे 
कि तुम न्याय न करो । न्याय करो, यह 
तक़वा के सबसे अधिक निकट है और 
अल्लाह से डरो । जो तुम करते हो 
निस्सन्देह अल्लाह उससे सदा अवगत 
रहता है ।9। 

अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है 
जो ईमान लाए और नेक कर्म किए, 
(कि) उनके लिए क्षमादान और एक 
बहुत बड़ा प्रतिफल है ।।0| 

और वे लोग जो काफ़िर हुए और उन्होंने 
हमारी आयतों को झुठलाया, यही हैं जो 
नरक वाले हैं ।। ।। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अपने 
ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो । 
जब एक जाति ने दृढ़ निश्चय कर लिया 
था कि वह तुम्हारी ओर अपने (शरारत 
के) हाथ लम्बे करेगी परन्तु उसने तुमसे 
उनके हाथों को रोक लिया । और अल्लाह 
से डरो और चाहिए कि अल्लाह ही पर 
मोमिन भरोसा करें ।2। (रुकू -है-) 

और निस्सन्देह अल्लाह बनी इस्राईल से 
(भी) दृढ़ प्रतिज्ञा ले चुका है और 
हमने उनमें से बारह सरदार नियुक्त 
कर दिए थे । और अल्लाह ने कहा 
निस्सन्देह मैं तुम्हारे साथ हूँ, यदि 
तुमने नमाज़ क़ायम की और ज़कात दी 


|) | पारः 6 
Oo Hl Hla धर 


le SSC >> ४३५ bi 
Ve SSE p3 
40॥6|50॥ ,8॥ sss 

OOS GS 


RUE ROS 2225 ETERS 
Obeid 

5258 4455 BAS Gis 
CHES RIL] 
NET 
Pee iSCSI 
RNS 


A) 


~ 5 


HS 
© Z 22 io iS ~b~Y 
ह्‌ ए9 Osu 32) US a ke 
sal Si 
J ८ 24080 5558 


R77 


ved ge ve val 


be 2 
7 ्ट 


DED 


BE 59== 9. rar 


सूरः 5, अल-माइदः 


||} पारः 6 





और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और 
तुमने उनकी सहायता की और अल्लाह 
को उत्तम ऋण दिया तो मैं अवश्य 
तुम्हारी बुराइयों को तुम से दूर कर 
दूँगा । और तुम्हें अवश्य ऐसे स्वर्गो में 
प्रविष्ट करूंगा जिनके दामन में नहरें 
बहती होंगी । अतः तुम में से जिसने 
इसके बाद इनकार किया तो निस्सन्देह 
वह सीधे मार्ग से भटक गया ।।3। 
अतएव उनके अपने वचन भंग करने के 
कारण हमने उन पर लानत की और 
उनके दिलों को कठोर कर दिया । वे 
वाक्यों को उनके वास्तविक स्थानों से 
हटा देते थे और वे उसमें से जिसकी उन्हें 
खूब नसीहत की गई थी, एक भाग भूल 
गए । और उनमें से कुछ एक के सिवा तू 
सर्वदा उनकी किसी न किसी ख़यानत 
पर अवगत होता रहेगा । अत: उन्हें 
क्षमा कर और अनदेखा कर । निस्सन्देह 
अल्लाह उपकार करने वालों से प्रेम 
करता है ।4। 

और उन लोगों से (भी) जिन्होंने कहा 
कि हम ईसाई हैं, हमने उनका दृढ़ वचन 
लिया । फिर वे भी उसमें से एक भाग 
भुला बैठे जिसकी उन्हें विशेष नसीहत 
की गई थी । अतः हमने उनके बीच 
क़यामत के दिन तक परस्पर शत्रुता और 
द्वेष निश्चित कर दिए हैं और अल्लाह 
अवश्य उनको उस (के कुपरिणाम) से 
अवगत करायेगा जो (उद्योग) वे बनाया 
करते थे ।।5। 


EI 


sk: si fe 8036 
oe SS ५ UES 
is SEIS SY 

CE 


व 


(का (28 ~ Br RUZ 3 2०० a > Pe Cs 
9 ५ 6? 5 


~ 


3७S C 0 2 2 


SBD Py) AS १७ 
ge UES कट 28, 

४) ६535५ BSS 
GO (ols ib og 


0 
Redd + ~ + 


~ 2 


Gis ४:०४ ४७॥ 9४ ८ 20 5 25५ 
हु Ss ss 
lle moms 
6 27% 


हू ऑल Fd 


® © sve: 


RATS Rozz 


SS 9 


सूरः 5, अल-माइदः 


हे अहले किताब ! निस्सन्देह तुम्हारे 
पास हमारा वह रसूल आ चुका है 
जो तुम्हारे सामने बहुत सी बातें, जो 
तुम (अपनी) पुस्तक में से छिपाया 
करते थे ख़ूब खोल कर वर्णन कर 
रहा है। और बहुत सी ऐसी हैं 
जिनको वह छोड़ देता है । निस्सन्देह 
तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से एक 
नूर आ चुका है और एक सुस्पष्ट 
पुस्तक भी ।॥॥6। 

अलाह इसके द्वारा उन्हें, जो उसकी 
प्रसन्नता का अनुसरण करें, शांति के 
रास्तों की ओर मार्ग दर्शन करता है और 
अपने आदेश से उन्हें अन्धकारों से 
प्रकाश की ओर निकाल लाता है और 
उन्हें सीधे रास्ते की ओर हिदायत देता 
है ।।7| 

निस्सन्देह उन लोगों ने इनकार किया 
जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 
अल्लाह ही मरियम का पुत्र मसीह है । तू 
कह दे कि कौन है जो अल्लाह के 
मुक़ाबले पर कुछ भी अधिकार रखता है, 
यदि वह निर्णय करे कि मरियम का पुत्र 
मसीह को और उसकी माता को तथा 
जो कुछ धरती में है, सब को नष्ट करे । 
और आसमानों और धरती की 
बादशाहत अल्लाह ही की है और उसको 
भी जो उन दोनों के बीच है । वह जो 
चाहे पैदा करता है और अल्लाह प्रत्येक 
वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।।8। 


|) 


पारः 6 
roy IE CN 
TPS IEE CS 

ASSESS ES lias 
© ड चर | 


~ 2 Padi ~ न! > rd 
Coils 3 
ol 4 ~ Zw IIR ig te 


(3 3६» है & > 5 2 
ois blo) >७२२-६: ११०५२ 


z 2 (r] 


EAMES 
04206 59 CIE 
2 NES AES 


hos 
4०५ १ 


3 Ari 


SR U2) Hg 94 2|9 
ESSENCE 
d= 


सूरः 5, अल-माइदः 


और यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि 
हम अल्लाह की संतान हैं और उसके 
प्रिय हैं । तू कह दे, फिर वह तुम्हें 
तुम्हारे पापों के कारण अज़ाब क्यों देता 
है ? नहीं, बल्कि तुम उनमें से जिनको 
उसने पैदा किया, केवल मनुष्य हो । वह 
जिसे चाहता है क्षमा कर देता है और 
जिसे चाहता है अज़ाब देता है और 
आसमानों और धरती की बादशाहत 
अल्लाह ही की है और उसकी भी जो 
उन दोनों के बीच है । और अन्ततः उसी 
की ओर लौट कर जाना है ।।9। 

हे अहले किताब ! रसूलों के एक लम्बे 
अन्तराल के बाद तुम्हारे पास निस्सन्देह 
हमारा वह रसूल आ चुका है जो तुम्हारे 
सामने (महत्वपूर्ण विषयों को) खोल 
कर वर्णन कर रहा है ताकि ऐसा न हो 
कि तुम यह कहो कि हमारे पास न कोई 
सुसमाचार दाता आया और न कोई 
सतर्ककारी आया । अतएव निस्सन्देह 
तुम्हारे पास सुसमाचार दाता और 
सतर्ककारी आ चुका है । और अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी 
सामर्थ्य रखता है ।20। (रुकू ->) 

और (याद करो) वह समय जब मूसा ने 
अपनी जाति से कहा, हे मेरी जाति ! 
अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद 
करो जब उसने तुम्हारे बीच नबी बनाए 
और तुम्हें शासक बनाया और उसने 
तुम्हें वह कुछ दिया जो समग्र जगत में 
किसी और को नहीं दिया ।2।। 


| 


पारः 6 


ATs 2 


ns be ८s 2 ~ 322! [oe ie 
33> 


so} J 
~ 
ARIS Rn 


हे 5 C= SS Orns ss 


¢ z+ Le 57 2 “RZ Let Rie 
2०५१ £ CDSs ० 
Lebo 
Joss 


>A ४ ~ 


De 


ss) oe 


RUT 


20060 6 6480 080 
iSO Nos ६:६7 


BS SEs 
SUSE TN seas 


GS Eas Esra 
OT 


सूरः 5, अल-माइदः 


हे मेरी जाति ! पवित्र भूमि में प्रविष्ट हो 
जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख 
रखी है और अपनी पीठ दिखाते हुए मुड़ 
न जाओ, अन्यथा तुम इस अवस्था में 
लौटोगे कि घाटा उठाने वाले होगे ।22। 
उन्होंने कहा, हे मूसा ! निश्चित रूप से 
उसमें अति निर्दयी लोग रहते हैं और हम 
कदापि उसमें प्रविष्ट नहीं होंगे जब तक 
कि वे उसमें से न निकल जाएँ । अतः 
यदि वे उसमें से निकल जाएँ तो हम 
अवश्य प्रविष्ट हो जाएँगे ।23। 

उन लोगों में से जो डर रहे थे, दो ऐसे 
पुरुषों ने जिन को अल्लाह ने पुरस्कृत 
किया था कहा, इन पर मुख्य-द्वार से 
चढ़ाई करो । फिर जब तुम (एक बार) 
इस (द्वार) से प्रविष्ट हो गए तो तुम 
अवश्य विजयी होगे और अल्लाह पर ही 
भरोसा करो, यदि तुम मोमिन हो ।24। 
उन्होंने कहा, हे मूसा ! हम तो कदापि 
इस (बस्ती) में प्रवेश नहीं करेंगे जब 
तक वे इसमें उपस्थित हैं | अत: जा तू 
और तेरा रब्ब दोनों लड़ो हम तो यहीं 
बैठे रहेंगे ।25। 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! निस्सन्देह मैं 
किसी पर अधिकार नहीं रखता सिवाय 
अपने आप और अपने भाई के । अतः 
हमारे और दुराचारी लोगों के बीच 
अन्तर कर दे ।26। 

उस (अर्थात्‌ अल्लाह) ने कहा, अतएव 
यह (पवित्र भूमि) उन पर निश्चित रूप 
से चालीस वर्षो तक हराम कर दी गई है। 


|| पारः 6 


ASE PMN 
2 Gti 5६4०६ YZ FE Ro ~ 
5) २) | । | ~> ५३ aS 


© ~ de ! | iS ३० ००% 
RISC 


SSO RHI 
ls OU Se EN Cg 
है] es pe LR । HE pel Z 
dll kes CD १२४ ot 09k) 
© ~ 5+ टर्d pire 2 Pr 
C2 3295S ON 3 ३-७ 
SEE 


2 


(५५७६० ६४६ :६८४०.58७४६५ 


a 
C47८2 ~ | bess ४-7६7 5] ६] 5 
UN 
CON) ere ७ ७ > 
~ 


सूरः 5, अल-माइद: 


वे धरती में मारे मारे फिरेंगे । अतः 


दुराचारी लोगों पर कोई खेद न कर ।27। 


(रुकू -‡) 


और उनके सामने सच्चाई के साथ |; : FHS 


आदम के दो पुत्रों की घटना पढ़ कर 
सुना । जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की 
तो उनमें से एक की स्वीकार कर ली गई 
और दूसरे से स्वीकार न की गई । उसने 
कहा, मैं अवश्य तेरा वध कर दूँगा 
(उत्तर में) उसने कहा, निस्सन्देह 
अल्लाह मुत्तक्रियों की ही (कुर्बानी) 
स्वीकार करता है ।28। 

यदि तूने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया 
ताकि तू मेरा वध करे (तो) मैं 
(मुक्राबले में) तेरी ओर अपना हाथ 
बढ़ाने वाला नहीं, ताकि तेरा वध करूँ । 
निस्सन्देह मैं अल्लाह से डरता हूँ जो 
समस्त लोकों का रब्ब है ।29। 
निस्सन्देह मैं चाहता हूँ कि तू मेरे और 
अपने पाप उठाए हुए लौटे । फिर तू 
अग्निगामियों में से हो जाए और 
अत्याचार करने वालों का यही प्रतिफल 
होता है ।30। 

तब उसके अंत:करण ने उसके लिए 
अपने भाई का वध करना अच्छा बना 
कर दिखाया । अतएव उसने उसका वध 
कर दिया और वह हानि उठाने वालों में 
से हो गया ।3।। 

फिर अल्लाह ने एक कौवे को भेजा जो 
धरती को (पंजों से) खोद रहा था ताकि 
वह (अर्थात्‌ अल्लाह) उसे समझा दे कि 


If पारः 6 


OOP 


Ege 


A RRS IE 


ES SCs ass 
ISG ५४ EN 


f ७८४४४ EN 


ESS BSE SENS) 
ह 3s है? 5 ND पक (2 Oss 
Oa 


458 ASI 5 4: 4 Le 9४ 
ORNS ६-:.2७ 


U2 y __3 5 | MENS 


OE 45 2-५5 gS) 


सूरः 5, अल-माइदः |] पार; 6 


किस प्रकार वह अपने भाई के शव को |: HERES (२27०2 27 कः 22 
ढाँप दे । वह बोल उठा, हाय ! क्या मैं 2० | d 
इस बात से भी विवश हो गया कि इस $ ६.2७ ८5-6) 56) 
कौवे जैसा ही हो जाता और अपने भाई £ FR 

का शव ढाँप देता । अत: वह पछताने * 02 

वालों में से बन गया ।32। 

इसी आधार पर हमने बनी इस्राईल पर 6# शर po ls E56 5 i 
यह अनिवार्य कर दिया कि जिसने भी tt Ek 
किसी ऐसे व्यक्ति का वध किया जिसने (3 

किसी दूसरे की जान न ली हो अथवा ,_, Es 200 5065 5; 
धरती में उपद्रव न किया हो, तो मानो ©> फ्री (३०४४-५७ 2४3! 
उसने समस्त मनुष्यों का वध कर दिया। “(> 2 TU (६ 
जल लत वाति सता तो मानी 000 
उसने समस्त मनुष्यों को जीवित कर 0» CC) gis 
दिया और निस्सन्देह उनके पास हमारे 


र 
~ (८३; 27 A” 


+ ks 574% 
> O° De) Sy Ces] | 


रसूल खुले-खुले चिह्न ले कर आ चुके हैं। SINGS esi 
फिर उसके बाद भी उनमें से अधिकतर 00%, 
लोग धरती में सीमा का उल्लंघन करते 2 

हैं ।33। 


निस्सन्देह उन लोगों का प्रतिफल, जो ५5475405) ५५ (४ 
अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं र 

और धरती में उपद्रव फैलाने का 3]।5520|।-3)2 |G 03253 
प्रयत्न करते हैं, यह है कि उन्हें ees ६ FS 
कठोरता पूर्वक वध कर दिया जाए 2252 Ea sve 


572 


अथवा सूली पर चढ़ाया जाए या (|; 2 9८2४४: $| SY 
उनके हाथ और पाँव विपरीत दिशाओं | है किक PO 
से काट दिए जाएँ अथवा उन्हें देश १2% 69s 
निकाला कर दिया जाए । यह उनके } Sb 
SS © >.. 2८ | 

लिए संसार में अपमान और निन्दा का क 
कारण है और परलोक में तो उनके 

लिए बड़ा अज़ाब (निश्चित) है ।34। 


सूरः 5, अल-माइदः 


सिवाय उन लोगों के जो इससे पूर्व कि 
तुम उन पर विजय प्राप्त कर लो, 


प्रायश्चित कर लें | अतः जान लो कि ६ © 2८> 3) १ 


अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।35। 

(रुकू -ठ) 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
का तक़वा अपनाओ और उसकी 
निकटता प्राप्ति का माध्यम ढूँढो और 
उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम 
सफल हो जाओ ।36।* 
निस्सन्देह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
यदि वह सब कुछ जो धरती में है, 
उनका होता बल्कि इसके अतिरिक्त इस 
जैसा और भी (होता) ताकि वे उसे 
क़यामत के दिन के अज़ाब से बचने के 
लिए मुक्तिधन के रूप में दे सकते तो भी 
उनसे वह स्वीकार न किया जाता । और 
उनके लिए अत्यन्त पीड़ाजनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।37। 
वे चाहेंगे कि अग्नि से निकल जाएँ, 
जबकि वे कदापि उससे निकल न 
सकेंगे । और उनके लिए एक ठहर 
जाने वाला अज़ाब (निश्चित) है ।38। 
और चोर पुरुष और चोर महिला, अत: 
दोनों के हाथ काट दो उसके प्रतिफल 
स्वरूप, जो उन्होंने कमाया (यह) 


||| पारः 6 


रद ~ 


IsFeRIN RAEI ८ ER] 
NE 2 


4 


Ee ~~ 


i NBN SIE 
FNC CTT] 

GIFS 
०5००७: HE 
Peeling asasis See 
iss GSGRTs 


od 


CAME 


> ~ \ MZ (2० २६ दि 342 
>+55,:065 | #&:*२००३४२ २२ 
छे Fs Fiz a) Ms 7 | 
Siaolicags oe ) 


| 9225 ७ A 9) ls &) Us 
is SU EAE 





अल्लाह की निकटता प्राप्ति के लिए माध्यम ढूँढने से तात्पर्य हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम हैं । अब सीधे अल्लाह तआला से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता जब तक हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को माध्यम के रूप में अपनाया न जाए । अज़ान के बाद की दुआ भी, 
जिसमें माध्यम (वसीलः) का उल्लेख है, इसी विषयवस्तु का समर्थन करती है । 


सूरः 5, अल-माइदः | पारः 6 


अल्लाह की ओर से सीख स्वरूप (है) । Che 
और अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 

परम विवेकशील है ।39|* 

अतः जो भी अपने अत्याचार करने के WEBEL Bets 
पश्चात्‌ प्रायश्चित करे और सुधार करे OE Re एक, 

तो निस्सन्देह अल्लाह उस पर प्रायश्चित ©2294 0) ~+ 
स्वीकार करते हुए झुकेगा । निस्सन्देह 

अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 

बार-बार दया करने वाला है ।40| 

कया तू नहीं जानता कि अल्लाह ही ("५५.5 ॐ 4 5 ॥ ७ 6 25 
है जिसकी आसमानों और धरती की , थे 
बादशाही है । वह जिसे चाहता है ८०० ९9D BINS 


अजाब Fos 4 » ६ 2 5 x ~+ A 
जाब देता है और जिसे चाहता है i । १ 
क्षमा कर देता है । और अल्लाह र 
प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी 


सामर्थ्य रखता है ।4। 

हे रसूल ! तुझे वे लोग दुःखी न करेंजो ८४5 £6525 Y 032 ६६४ 
इनकार में तीव्रता से बढ़ रहे हैं, अर्थात्‌ शनि 

वे जो अपने मुँह से कहते हैं कि हम ८2566२52 »&०॥$०५८)५५ 
ईमान ले आए हालाँकि उनके दिल pe 

ईमान नहीं लाए थे । इसी प्रकार वे लोग | ©?” Ae PSS 
भी जो यहूदी हुए । ये झूठ को बड़े: ५ |) 7,34२ ८ | 335 53 
ध्यान से सुनने वाले हैं (और) एक* हर RR PT 
दूसरी जाति की बातों को भी, जो तेरे ५9५2) 0२752 90 ८८ 955 
पास नहीं आए, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते ६ 22 36 53 | 
हैं। वे कलिमों (वाक्यों) को उनके '? 7 A 
उचित स्थानों पर रखे जाने के बाद 


FS 





* आयतांश अस्‌ सारिकु वस्‌ सारिक़तु से अभ्यस्त और पेशावर पुरुष चोर और महिला चोर अभीष्ट 
हैं । निर्धनता के कारण जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक खाने पीने की वस्तु की चोरी करना इस 
आदेश के अन्तर्गत नहीं । असह्य भूख के समय तो सूअर भी हलाल हो जाता है । भूखे का बिना 
अनुमति के कुछ खा लेना, कदापि उसको हाथ काटने योग्य अपराधी नहीं बनाता । 


सूरः 5, अल-माइदः 


परिवर्तित कर देते हैं । वे (अपने 
साथियों से) कहते हैं कि यदि तुम्हें यह 
दिया जाए तो स्वीकार कर लो और यदि 
तुम्हें यह न दिया जाए तो बच कर रहो। 
और जिसको अल्लाह परीक्षा में डालना 
चाहे तू उसके लिए अल्लाह से (बचाने 
का) कोई अधिकार नहीं रखता । यही 
वे लोग हैं कि अल्लाह कदापि नहीं 
चाहता कि उनके दिलों को पवित्र करे । 
उनके लिए संसार में अपमान है और 
परलोक में उनके लिए एक बड़ा अज़ाब 
(निश्चित) है ।42। 
झूठ को बड़े ध्यान से सुनने वाले, बहुत 
बढ़-चढ़ कर अवैध धन खाने वाले । 
अतः यदि वे तेरे पास आएँ तो चाहे तू 
उनके बीच निर्णय कर अथवा उनसे 
विमुख हो जा । और यदि तू उनसे 
विमुख हो जाए तो वे कदापि तुझे कोई 
हानि नहीं पहुँचा सकेंगे और यदि तू 
निर्णय करे तो उनके बीच न्यायपूर्वक 
निर्णय कर । निस्सन्देह अल्लाह न्याय 
करने वालों से प्रेम करता है ।43। 
और वे तुझे कैसे निर्णयकर्ता बना सकते 
हैं जबकि उनके पास तौरात है, जिसमें 
अल्लाह का आदेश मौजूद है । फिर वे 
उसके बाद भी पीठ फेर लेते हैं और ये 
लोग कदापि ईमान लाने वाले नहीं ।44। 
(रुक्‌ ) 
निस्सन्देह हमने तौरात उतारी, उसमें 
हिदायत थी और नूर भी था । उससे नबी 
जिन्होंने अपने आप को (पूर्णतया 


+° & २० 


|3) = ७ ००9) > 


a | RO Ch w 74 22% 5] i 
G se pO) 2 
OBE 


RW 


Demand 


TEs NiO les 
3 oe sb Ss yb 
per eR ्टा 
ESSN EE Sy 


त 5 A257 


कि 4 धर BP oes sb 


US] 
4) | RAT EB eee 259 
WAGs Halas 

हे 
I i i sl ire शहर 7 
4 Sis i ८९४ ७४५ 


ZiT 


i aU 
CRAG ss 


सूरः 5, अल-माइदः 


अल्लाह का) आज्ञाकारी बना दिया था, 
यहुदियों के लिए निर्णय करते थे । और 
इसी प्रकार अल्लाह वाले लोग और 
विद्वान भी, इस कारण से कि उनको 
अल्लाह की पुस्तक की सुरक्षा का भार 
सौंपा गया था (निर्णय करते थे) और वे 
इस पर गवाह थे । अत: तुम लोगों से न 
डरो और मुझ से डरो और मेरी आयतों 
को तुच्छ मूल्य के बदले न बेचो । और 
जो उसके अनुसार निर्णय न करे जो 
अल्लाह ने उतारा है, तो यही लोग 
काफिर हैं ।45। 

और हमने उन पर उस (अर्थात्‌ तौरात) 
में अनिवार्य कर दिया था कि जान के 
बदले जान (होगी) और आँख के बदले 
आँख और नाक के बदले नाक और कान 
के बदले कान और दाँत के बदले दाँत 
और घावों का भी बराबर का बदला 
लेना होगा । अत: जो कोई (अपनी ओर 
से) दान स्वरूप उस (बदला) को क्षमा 
कर दे तो यह उसके लिए (उसके पापों 
का) प्रायश्चित बन जाएगा और जो 
कोई इसके अनुसार निर्णय न करे जो 
अल्लाह ने उतारा है, तो वही लोग 
अत्याचारी हैं ।46। 

और हमने उन्हीं के पद चिह्नों पर उनके 
पीछे मरियम के पुत्र ईसा को उसके 
पृष्टिकर्ता स्वरूप भेजा जो तौरात में से 
उसके सामने था । और हमने उसे इंजील 
प्रदान की जिस में हिदायत थी और नूर 
था । और वह उसकी पुष्टि करने वाली 


! || पारः 6 


Cy SENS ss |55५& 
AES ela 
OSES NG SU 
Ass BES USUI 
FESS 

005353 
Uo Us gle ८८५ 
GING INE 
Do FRITS INCI E 
BELLS BSE 55205 
Co 2५४ 725 Mf 


DOHA EAS 


<& Us lia ६८८ शा 
->२ 3०४५ ५-२४ SANS > a 
SE TEC 
है rl ~ 5, (७ ३,१ ॥ Pie | ~ 
YEN te Cee Yipes 
2७) +) SEY bias 


सूरः 5, अल-माइदः 


थी जो तौरात में से उसके सामने था और 
मुत्तक्रियों के लिए एक हिदायत और 
उपदेश (स्वरूप) था ।47। 

अतः इंजील वाले उसके अनुसार निर्णय 
करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है । और 
जो उसके अनुसार निर्णय न करे जो 
अल्लाह ने उतारा है, तो यही लोग 
दुराचारी हैं ।48। 

और हमने तेरी ओर सत्य पर आधारित 
पुस्तक उतारी है, उसकी पुष्टि करने 
वाली है जो (पहले की) पुस्तक में से 
उसके समक्ष है और उस पर निरीक्षक 
स्वरूप है । अतः उनके बीच उसके 
अनुसार निर्णय कर जो अल्लाह ने उतारा 
है । और जो तेरे पास सत्य आया है उसे 
छोड़ कर उनकी कामनाओं का अनुसरण 
न कर । तुम में से प्रत्येक के लिए हमने 
एक पंथ और एक धर्म बनाया है और 
यदि अल्लाह चाहता तो अवश्य तुम्हें 
एक ही समुदाय बना देता परन्तु वह 
उसके द्वारा जो उसने तुम्हें दिया, 
तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है । अतः 
तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल 
जाओ । अल्लाह ही की ओर तुम सबका 
लौट कर जाना है । अत: वह तुम्हें उन 
बातों की वास्तविकता से अवगत 
कराएगा जिनमें तुम मतभेद किया करते 
थे ।49। 

और (फिर ताकीद है) कि जो भी 
अल्लाह ने उतारा है उसके अनुसार 
उनके बीच निर्णय कर और उनकी 


oa 


पारः 6 

Ol bess 5५52 2 $ 
20% REN 

Ws (६) ASS 9 4.3 


CentER Ld 


45060 28 >> अल 
&5 ५40॥ 59 ८ ५७२३ NE 


+ ५ हल 


US) bes ५ ०८ 5६9 
PEROT 


हट 
& 2 2 4 | दिन zz 
I अजित ~ + 


Z 


SS 55 | ५ ५] [oe 77 IY 
~ 2०-०० 2 FUE 


Ca हें 


| ७3 Dp) 


i | 


2 
© न pies ML ०४ bE [ ES MOI 
BO ss 4९3 
> 77 + De 


ES Er चक Pi 


4 S| (2 sg sa) Lol 


Colas 28s) sal ESS 4५५ 


सूरः 5, अल-माइदः ॥ पार; 6 


कामनाओं का अनुसरण न कर और 
उनसे बच कर रह कि (वे) उस शिक्षा के 
किसी भाग के सम्बन्ध में तुझे फसाद में 
डाल न दें, जो अल्लाह ने तेरी ओर 
उतारा । अत: यदि वे पीठ फेर लें तो 
जान ले कि अल्लाह अवश्य इरादा रखता 
है कि उनके कुछ पापों के कारण उन पर 
कोई विपत्ति डाल दे और निस्सन्देह 
लोगों में से बहुत से दुराचारी हैं ।50। 

अतः क्या वे मूर्खतापूर्ण निर्णय (शैली) 2 5006 | 


ge b 2X) > i) 


GB SsGb <.2] 
| ~~ 9 ° UR ~) | 


थ ) 942} ष | ~ ww iS & 
Os CF Re 


< ध 


Gr A “८: 
पसन्द करते हैं । और विश्वास करने 


~ DIET 


बालों के लिए निर्णय करने में अल्लाह से ८ ©0353 5 ५४६७ Set 


बेहतर कौन हो सकता है ? ।5।। 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! यहदियों 
और ईसाइयों को मित्र न बनाओ । वे 


Ele 


2 
५८ 2RZ र 


(परस्पर ही) एक दूसरे के मित्र हैं । और ६,६ (9:९४ २ १| ०६.०४ fs pas 


तुम में से जो उनसे मित्रता करेगा वह 
उन्हीं का होकर रहेगा । निस्सन्देह 
अल्लाह अत्याचारी लोगों को हिदायत 
नहीं देता ।52। 

अतः जिनके दिलों में रोग है तू उनको 
देखेगा कि वे उन लोगों में दौड़े फिरते हैं 
वे कहते हैं कि हमें डर है कि हम पर 
समय की कोई मार न पड़ जाए । अत 
सम्भव है कि अल्लाह विजय (का दिन) 


Fe a E Fe oe) 9 ७५० 


OO} iy (90) 52६४ ET) 


~ 2 


Sr 2-5 >७५ CNS Cg sys 
ONO ogi 


= 
नी 


sik 272% 2 bis [ie Ed 
GG © 4 LS ००२ s Co 


ले आए अथवा अपना कोई निर्णय लागू uk lope yal 966८-४९ 


कर दे तो उस पर जो वे अपने दिलों में 
छिपा रहे हैं, लज्जित हो जाएँ ।53। 

और वे जो ईमान लाए कहते हैं, क्या 
यही वे लोग हैं जिन्होंने अपनी (ओर 


k | 5 ईरउ |» A 
०2:2२ sees ll 


सूरः 5, अल-माइदः 


से) अल्लाह की पक्की क़समें खाई थीं 
कि निस्सन्देह वे तुम्हारे साथ हैं । 
उनके कर्म नष्ट हो गए । अतः वे 
घाटा उठाने वाले बन गए ।54। 


हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम में से 
जो अपना धर्म त्याग कर दे तो अल्लाह 
(उसके बदले) अवश्य एक ऐसी जाति ले 
आएगा जिससे वह प्रेम करता हो और वे 
उससे प्रेम करते हों । मोमिनों पर वे बहुत 
मेहरबान (और) काफ़िरों पर बहुत कठोर 
होंगे । वे अल्लाह के मार्ग में जिहाद करेंगे 
और किसी भर्त्सना करने वाले की 
भर्त्सना का कोई भय न करते होंगे । यह 
अल्लाह का अनुग्रह है, वह जिसे चाहता 
है इसको देता है और अल्लाह बहुत 
समृद्धि प्रदान करने वाला (और) स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।55।* 

निस्सन्देह तुम्हारा मित्र अल्लाह और उस 
का रसूल और वे लोग हैं जो ईमान लाए, 
जो नमाज़ क़ायम करते हैं और ज़कात 
अदा करते हैं और वे (अल्लाह के 
समक्ष) झुके रहने वाले हैं ।56। 

और जो अल्लाह को और उसके रसूल 
को और उन लोगों को मित्र बनाये 
जो ईमान लाए, तो अल्लाह ही का 
गिरोह निश्चित रूप से विजयी होने 
वाला है ।57। (रुकू न) 


पारः 6 


(| 4&- 400 la 
sgl ks sa) 


7 
RD 


se 


f 


i €) ~ de | 
: ४0:30 नरक 


६8 a 


baa IEG 


Di 


१52५3 
bass 22७२०» ७४३५ 


Fale Did ~ RY 


62१4४ 


692 EE ts + A 


Bz ॥ 


SCANS SLI SNS SS 
52 67 4220 Oi 
OFS) 83 


sz) DT 


3 | CRs 43259 Ay | Os < 


> 


BE 


जप 





इस आयत में इस विचार का खण्डन है कि मुर्तद (धर्मत्यागी) का दंड मृत्यु है और कहा गया है कि 
यदि कोई तुम में से मुरतद हो जाए तो अल्लाह तआला उसके बदले एक बड़ा गिरोह तुम्हें प्रदान 
करेगा जो मोमिनों से प्रेम करने वाले और काफ़िरों के प्रति कठोर होंगे । 


सूरः 5, अल-माइदः 


हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! यदि तुम 
मोमिन हो तो जिन्हें तुम से पूर्व पुस्तक 
दी गई उन लोगों में से उनको जिन्होंने 
तुम्हारे धर्म को उपहास का पात्र और 
खेल तमाशा बना रखा है और काफिरों 
को अपना मित्र न बनाओ और अल्लाह 
से डरो ।58। 

और जब तुम नमाज़ के लिए बुलाते हो 
तो वे उसे उपहास और खेल-तमाशा 
बना लेते हैं | यह इस कारण है कि वे 
ऐसे लोग हैं जो बुद्धि नहीं रखते ।59। 

तू कह दे, हे अहले किताब ! क्या तुम 
हम पर केवल इस लिए कटाक्ष करते हो 
कि हम अल्लाह पर और उस पर जो 
हमारी ओर उतारा गया और जो हमसे 
पहले उतारा गया था ईमान ले आए ? 
और सत्य यह है कि तुम में अधिकतर 
दुराचारी लोग हैं ।60। 

तू कह दे कि क्या मैं तुम्हें इससे भी 
अधिक बुरी चीज़ का समाचर दूँ जो 
(तुम्हारे लिए) अल्लाह के पास प्रतिफल 
स्वरूप है ? वह जिस पर अल्लाह ने 
ला'नत की और उस पर क्रोधित हुआ 
और उनमें से कुछ को बन्दर और सूअर 
बना दिया, जब कि उन्होंने शैतान की 
उपासना की । यही लोग पद की दृष्टि से 
निकृष्ट और सीधे राह से सर्वाधिक 
भटके हुए हैं ।6।। 

और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो 
कहते हैं कि हम ईमान ले आए हालाँकि 
वे इनकार के साथ ही (तुम्हारे अन्दर) 


! | पारः 6 


3 


His |x) Cg) EG 
CRISES 53 oS 
FESS RR? It 


Le SSNs £ 


533 553 AG ASSES 
८9 8 Er || ५ x; SPs 


¢ | {+ Ca 4 
PSE bls 9 


~ 


(02255 ei 
| है 6a: 


Di 


~ 


~ 2 5 RIS 


TORO UHC 
92 953) sea ४७१ 


4 72 | RT 4 


AE 5 94.७५ 


CHE DFS 


2 ARIZ 


nbs 32 ८७) 3 
ECTS 


५३६ 
EST) 


| 


f 2 | रु 


हि | 


सूरः 5, अल-माइदः 


प्रविष्ट हुए थे और उसके साथ ही बाहर 
निकल गए । और अल्लाह उसको सबसे 
अधिक जानता है जो वे छिपाते हैं ।62। 
और तू उनमें से अधिकतर को पापों और 
अनियमितताओं तथा हराम के धन को 
खाने में एक दूसरे से बढ़-चढ़ कर प्रयत्न 
करता हुआ पाएगा । जो वे कर्म करते 
हैं, निस्सन्देह बहुत ही बुरा है ।63। 

क्यों न अल्लाह वालों ने और (अल्लाह 
की वाणी की सुरक्षा पर नियुक्त) 
विद्वानों ने उन्हें पाप की बात कहने 
और हराम खाने से रोका ? निस्सन्देह 
बहुत ही बुरा है, जो वे किया करते 
थे ।64। 

और यहूदियों ने कहा, अल्लाह का हाथ 
बन्द किया हुआ है । (वास्तव में) स्वयं 


पारः 6 


OOS 98, 


ANGE ES 
GEES 


<3 


CeO 756४६ 
Sif ENB 


(96 Fen 5 EG 


be EAS BE) 


CREME ESSE A CNET 


उन्हीं के हाथ बन्द किए गए हैं और जो ६ ०2९% | 8 ८,905 ०५३० 


उन्होंने कहा उसके कारण उन पर 
ला'नत डाली गई है । बल्कि उसके तो 
दोनों हाथ खुले हैं । वह जैसे चाहे खर्च 
करता है । और जो तेरी ओर तेरे रब्ब 
की ओर से उतारा गया, वह उनमें से 
बहुतों को विद्रोह और इनकार करने में 
निश्चित रूप से बढ़ा देगा । और हमने 
उनके बीच कयामत के दिन तक शत्रुता 
और द्वेषभाव डाल दिए हैं । जब भी वे 
युद्ध की अग्नि भड़काते हैं अल्लाह उसे 
बुझा देता है । और वे धरती में उपद्रव 
फैलाने के लिए दौड़े फिरते हैं और 
अल्लाह उपद्रव फैलाने वालों को पसन्द 
नहीं करता ।65। 


LS Fi bss 
STAYS 
CNS FADES 
PL NS Bo 542: 
SOE FNL, 
SYNE CoP ATE IEE] 


Ed 
~ 
9 
नी 


FES 


~ 


CR dsl] ४ के kK 8 


सूरः 5, अल-माइदः 


और यदि अहले किताब ईमान ले आते 
और तक़वा को अपनाते तो हम अवश्य 
उनकी बुराइयाँ उनसे दूर कर देते और 
हम अवश्य उन्हें नेमतों वाले स्वर्गो में 
प्रविष्ट कर देते ।66। 
और यदि वे तौरात और इंजील (की 
शिक्षा) को तथा जो कुछ उनकी ओर 
उनके रब्ब की ओर से उतारा गया, 
स्थापित करते तो वे अपने ऊपर से और 
अपने पाँव के नीचे (धरती) से भी 
खाते। उनमें से ही एक समुदाय 
मध्यमार्गी है जबकि उनमें से बहुत हैं कि 
जो वे करते हैं वह बहुत बुरा है ।67। 
(रुकू उ) 
हे रसूल ! (उसे) भली-भाँति पहुँचा दे 
जो तेरे रब्ब की ओर से तेरी ओर उतारा 
गया है । और यदि तूने ऐसा न किया तो 
मानो तूने उसके संदेश को नहीं 
पहुँचाया। और अल्लाह तुझे लोगों से 
बचाएगा । निस्सन्देह अल्लाह काफिर 
लोगों को हिदायत नहीं देता ।68। 
कह दे, हे अहले किताब ! तुम किसी 
बात पर भी नहीं जब तक तौरात 
और इंजील को तथा उसे क़ायम न 
करो जो तुम्हारी ओर तुम्हारे रब्ब की 
ओर से उतारा गया है । और जो तेरे 
रब्ब की ओर से तेरी ओर उतारा गया 
है वह उनमें से बड़ी संख्या को 
निश्चित रूप से विद्रोह और इनकार 
में बढ़ाएगा । अतः तू काफ़िरों पर 
खेद न कर ।69| 


! |] 


पारः 6 


ls al SH OHS 
ir >39 2 ~ Cu 
CHORE] 


HENSON ESE 
Pe EERE DO) Me | 


दे > द ~ I 4 ZIRT 2 
2.7 + gs ~ +” ow FS ७ 

EU og 2० 3 ००००-६२. | 

7 E ed pie कप 

८ OO 
Yr oe 


SESS AEG 
FACES) 
Bess EL) 

७७४४० 698 ५2७8४ 


N 


40 6॥ 


hs leit 
५ ४5 eS FES] 
SON AS 
MESMS ERS NEI ESN: 


JE द Ua 2-2, z 


On 8 SC 


PERT 


> 


सूरः 5, अल-माइदः 


निस्सन्देह वे लोग जो ईमान लाए और 
जो यहूदी और साबी और ईसाई हुए, 
जो भी (उनमें से) अल्लाह पर और 
अंतिम दिवस पर ईमान लाया और 
नेक कर्म किए, उन्हें कोई भय नहीं 
और वे कोई शोक नहीं करेंगे ।70। 
निस्सन्देह हमने बनी-इस्राईल से दृढ़ 
वचन लिया और उनकी ओर कई रसूल 
भेजे । जब भी कोई रसूल ऐसी चीज़ के 
साथ उनके पास आता जिसको उनके 
दिल पसन्द नहीं करते थे, तो एक पक्ष 
को तो वे झुठला देते थे और एक पक्ष का 
अत्याचार पूर्वक विरोध करते थे ।7।। 
और उन्होंने सोच लिया कि कोई उपद्रव 
नहीं होगा । अतएव वे अंधे और बहरे हो 
गए । इसके पश्चात्‌ अल्लाह प्रायश्चित 
स्वीकार करते हुए उन पर झुका । फिर 
भी उनमें से अधिकतर लोग अंधे और 
बहरे ही रहे । और जो वे करते थे अल्लाह 
उस पर गहरी नज़र रखने वाला था ।72। 
निस्सन्देह उन लोगों ने इनकार किया 
जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मरियम 
का पुत्र मसीह है । जबकि मसीह ने तो 
यही कहा था, हे बनी इस्राईल ! 
अल्लाह की उपासना करो जो मेरा भी 
रब्ब है और तुम्हारा भी रब्ब है । 
निस्सन्देह वह जो अल्लाह का साझीदार 
ठहराए उस पर अल्लाह ने स्वर्ग को 
हराम कर दिया है और उसका ठिकाना 
अग्नि है । और अत्याचारियों के कोई 
सहायक नहीं होंगे ।73। 


! पारः 6 


) 3) 9|33 (७८२ 2 9।9-० ८४०२०) ४) 
NPs Nye 5 9 
oo Nook D> YS by (००८५ 


Z 5449० 


9) Oo ७ 
Cs be SEIT 
Gas SE 


iy seri s96Y 


OOH; 3 

3 FR gle lene 2 
[Cs (49 ~ RY | Re gS | 

© ig vet i ~ x) 


ESS HENS 
Tt EMIS SL 
| 25255 33s Bell 

JAC bs Ss 

Lo 


र उस 
S47 2% 


— 


€) ह हे 


NN 


सूरः 5, अल-माइदः )) | पारः 6 


निस्सन्देह उन लोगों ने (भी) इनकार 5८5 | || |! CNIS 
) 2%! == 
किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में Cd + | FT 
से एक है । हालाँकि एक ही उपास्य के ६ ->|१ 5) ४] | 2८53 $6 
अतिरिक्त और कोई उपास्य नहीं । और ८ ८ , ८ ~ 5 Seles 28) ५ 
है A ५72 & «7। 4 22 ree हा © | 
जो वे कहते हैं यदि उससे न स्के तो 0 02१% ७% 9४२ “7 ०४० 
उनमें से जिन्होंने इनकार किया उन @7१:2।4८ 24:० ।376 C2. 
लोगों को पीड़ाजनक अज़ाब अवश्य आ RP हु 
पकड़ेगा ।74। 
अत: क्या वे अल्लाह की ओर प्रायश्चित te FR IG F Fe YG 
करते हुए झुकते नहीं और उससे क्षमा हि 
नहीं माँगते । जबकि अल्लाह बहुत ही CYS SHY TUE 
क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।75। 
मरियम का पुत्र मसीह एक रसूल ही तो १5१२०८५ ८7२८4 3६६ ६ 
> | ~) हि Ne 
है । उससे पहले जितने रसूल थे सब के I जा 
सब गुज़र चुके हैं । और उसकी माँ. 52-०2 4.59 ८» 4502 
सत्यवती थी । दोनों भोजन किया करते ८, ~ Es ‘act 
थे । देख, किस प्रकार हम उनके लिए प | fst 
अपनी आयतों को खोल-खोल कर वर्णन SS GIS NK 
हैं ao] CONS 
करते हैं । फिर देख, वे किधर भटकाए 
जा रहे हैं ।76।* 
तू कह दे, क्या तुम अल्लाह को छोड़ कर ॐ; YG 3358032 5s 
उसकी उपासना करते हो जो तुम्हें न nn 
हानि पहुँचाने पर सक्षम है और न लाभ ८5 99409 5४5») 


: इस आयत में भी निश्चित रूप से हज़रत ईसा अलै. की मृत्यु का वर्णन है । क्योंकि शब्द क़द ख़लत 
(सब गुज़र चुके) जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, किसी के रास्ते पर से गुज़रने के लिए 
नहीं कहा जाता बल्कि मृत्यु पर बोला जाता है । इसकी और दलील यह दी गई है कि वह और 
उनकी माँ दोनों भोजन किया करते थे अर्थात्‌ अब वे दोनों भोजन नहीं करते क्योंकि अब वे दोनों मर 
चुके हैं । यदि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने आसमान की ओर उठाये जाने के कारण भोजन करना 
छोड़ा हो, तो हज़रत मरियम तो आकाश पर नहीं चढ़ीं, उन्होंने फिर भोजन करना क्यों छोड़ दिया ? 
स्पष्ट है, मृत्यु के कारण । अतः हज़रत मसीह भी अब अपनी माँ की भाँति इसलिए भोजन नहीं 
करते क्योंकि वह भी मर चुके हैं । 





सूरः 5, अल-माइदः 


पहुँचाने पर । और अल्लाह वह है, जो 
बहुत सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान 
रखने वाला है ।77। 

तू कह दे, हे अहले किताब ! तुम अपने 
धर्म में अनुचित अतिशयोक्ति न करो 
और ऐसे लोगों की इच्छाओं का 
अनुसरण न करो जो पहले पथभ्रष्ट हो 
चुके हैं और उन्होंने और भी बहुतों को 
पथभ्रष्ट किया और वे संतुलित रास्ते से 
भटक गए ।78। (रुकू) 

बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने इनकार 
किया उन पर दाऊद की जुबान से और 
मरियम के पुत्र ईसा की जुबान से भी 
ला'नत डाली गयी । उनके अवज्ञाकारी 
हो जाने के कारण और सीमा का 
उल्लंघन करने के कारण ऐसा हुआ ।79। 
वे उस बुराई से रुकते नहीं थे जो वे करते 
थे । जो वे किया करते थे निश्चित रूप 
से बहुत बुरा था ।80। 

तू उनमें से बहुतों को देखेगा कि वे 
उन को मित्र बनाते हैं जो काफिर 
हुए । निस्सन्देह बहुत ही बुरा है 
वह जो उनकी जानों ने अपने लिए 
आगे भेजा है, कि अल्लाह उन पर 
खूब नाराज़ हो गया और वे अज़ाब 
में बहुत लम्बे समय तक रहने वाले 
हैं ।8]| 

और यदि वे अल्लाह पर और इस 
नबी पर तथा उस पर ईमान रखते जो 
इसकी ओर उतारा गया तो उन 
(काफिरों) को मित्र न बनाते । 


पारः 6 


© ~ 


ed 


FRIESEN RANE 
SSG Y SN LS 
eo 558 


99 9 | |S Ys 5 5 


POFIE ISIN: 


) 
९ ¢ Ss £} +« (+ 
ued TZ 2 Fo7 0s > pt Ra < 
de 025s ON 
(शी | {bzsz sz. 2 ~? Di TD © 
TE) oD 53७ ४322 39300.) 


जाना pd 


B03 |» €$ | ३०4 


TH CE OSCEYISE 
OOS Gi 
Oss 
SBS GOS iS 
ICIS 3 2७.० 40| SATS] 


सूरः 5, अल-माइदः 


परन्तु उनमें से बड़ी संख्या दुराचारियों 
की है ।82। 

निस्सन्देह तू मोमिनों से शत्रुता करने में 
सबसे अधिक कट्टर यहूदियों को और 
उनको पाएगा जिन्होंने शिर्क किया । 
और निस्सन्देह तू मोमिनों से प्रेम करने 
में अधिक निकट उन लोगों को पाएगा 
जिन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं । यह इस 
कारण है कि उनमें से अनेक साधक और 
वैराग्य अपनाने वाले हैं और इसलिए कि 
वे अहंकार नहीं करते ।83। 


!|| पारः 6 


® ड | 9 A= 5 hz 
@9 Ose -+७--३ | 9 


आ 
3... 2 + INL, GATE 


AIG NSErECME EES 


नी नी 
a टूट द्‌ 2 ईरा > +५ Fn eT 
ONS SANs 
Fi EMER 2८5 ६5: ६ ०: “३ 
| CR su | A 55 %० »& 3-3 | 
5 we 2 Er 


~ 2 rd | | i दर (६ 
OAS see ०५८) srl) 
Z 9 = ANE ~ x 5 ZZ ६ [ ५9 
OFAN SY sil ००७) ५ 


सूरः 5, अल-माइदः 


और जब वे उसे सुनते हैं जो इस रसूल 
की ओर उतारा गया, तो तू देखेगा कि 
उनकी आँखें इसलिए आँसू बहाने लगती 
हैं कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया । 
वे कहते हैं, हे हमारे रब्ब ! हम ईमान 
लाए । अतः हमें गवाही देने वालों में 
लिख ले ।84। 

और हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह 
और उस सत्य पर ईमान न लाएँ जो 
हमारे पास आया । जबकि हम यह 
अभिलाषा रखते हैं कि हमारा रब्ब हमें 
नेक लोगों के समूह में सम्मिलित 
करेगा ।85। 

अतः अल्लाह ने इस आधार पर जो 
उन्होंने कहा, उनको पुण्यफल स्वरूप 
ऐसे स्वर्ग दिए जिनके दामन में नहरें 
बहती हैं । वे सदा उनमें रहने वाले हैं 
और उपकार करने वालों का यही 
प्रतिफल हुआ करता है ।86। 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया और 
हमारी आयतों को झुठलाया, यही लोग 
हैं जो नरक वाले हैं ।87। (रुकू) 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! उन 
पवित्र वस्तुओं को जो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए हलाल कर दी हैं, हराम न ठहराया 
करो और सीमा का उल्लंघन न करो । 
निस्सन्देह अल्लाह सीमा लांघने वालों 
को पसन्द नहीं करता ।88। 

और जो अल्लाह ने तुम्हें जीविका 
प्रदान की है उसमें से हलाल (और) 
पवित्र खाया करो और अल्लाह का 


! |! 


पारः 7 


$ 03:90 (9५ ५ |9०-० |) 9 


DLE | 


G30 ilps 
ESE 
ORL ELS 


६5 | (६४०३५ _%४ | 


Oe) ३४) 

255 sl SEEN 
+ की ई 85 < 

< ॒ UNS Ys 
SAE 
SUFISAAFECIEARG EE 
Goss YEG 


0) ISN 


OC Fo त त 
~ + ~ + 


mle als s 06% 


सूरः 5, अल-माइदः 


तक़वा अपनाओ जिस पर तुम ईमान 
लाते हो ।89। 

अल्लाह तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ की क़समों 
पर नहीं पकड़ेगा परन्तु वह तुम्हें उन पर 
पकड़ेगा जो तुमने क़समें खा कर वायदे 
किए हैं । अत: इसका प्रायश्चित दस 
दरिद्रां को (ऐसा) भोजन कराना है, जो 
मध्यम दर्जे का तुम अपने घर वालों को 
भोजन कराते हो । अथवा उन्हें कपड़े 
पहनाना है या एक दास को स्वतन्त्र 
करना है । और जो इसका सामर्थ्यं न 
रखे तो तीन दिन के रोज़े (उसको रखने 
होंगे) । यह तुम्हारी प्रतिज्ञा का 
प्रायश्चित है जब तुम क़सम खा लो । 
और (जहाँ तक वश चले) अपनी 
क़समों की सुरक्षा किया करो । इसी 
प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी 
आयतें खोल-खोल कर वर्णन करता है 
ताकि तुम कृतज्ञता प्रकट करो ।90।* 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! मतवाला 
करने वाली चीज़ और जुआ खेलना और 
मूर्ति (पूजा) तथा तीर चलाकर भाग्य 
आज़माना, निस्सन्देह ये सब अपवित्र 
शैतानी कर्म हैं । अतः इनसे पूर्णतया 
बचो ताकि तुम सफल हो जाओ ।9। 
शैतान तो यही चाहता है कि शराब 
और जुआ के द्वारा तुम्हारे बीच 
शत्रुता और द्वेष उत्पन्न कर दे और 


!|} पारः 7 


OY ४५२ SEH Bl 
ASB NSS EY 
pee Cs ~) > UC 
5 sb | ~) SS be YI 
pes RINT 
3 pds A »|2 | 
Lez «zr 
A) 


30 bls less sb) 
EE BEEN sie 


ES) 


sep] 


DRG” 2 


Es 22 


EN | 9 A | ° 


6) i 3 pS ९ & 
Ss SEEN 


272 


Ss NI spiES RIE 
SS iE _ 52 ८ 
2G FOL A) 
AN pl BE CaN sa 





: व्यर्थ की कसम का तात्पर्य यह है कि दैनिक वार्तालाप में अल्लाह क़सम कहना या ख़ुदा की 
क़सम का मुहावरा जिसे कुछ लोग अभ्यासतः प्रयोग करते हैं, इस पर अल्लाह तआला की ओर से 
कोई पकड़ नहीं होगी । परन्तु यदि सोच समझ कर झूठी क़सम खाई जाए तो इस पर पकड़ होगी । 


सूरः 5, अल-माइदः 


तुम्हें अल्लाह के स्मरण और नमाज़ से 
रोके रखे । तो क्या तुम रुक जाने 
वाले हो ? ।92। 

और अल्लाह का आज्ञापालन करो और 
रसूल का आज्ञापालन करो और (बुराई 
से) बचते रहो । और यदि तुम पीठ फेर 
जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल पर 
केवल स्पष्ट संदेश पहुँचाने (की 
ज़िम्मेदारी) है ।93। 

वे लोग जो ईमान लाए और नेक कर्म 
किए उन पर इसमें कोई पाप नहीं जो वे 
खाते हैं, इस शर्त के साथ कि वे तक़वा 
अपनाएँ और ईमान लाएँ और नेक कर्म 
करें । फिर (और अधिक) तक़वा 


|| पारः 7 


SLAIN 8326 oS a3 
OO SS 

ON aes i gels 
IG Ss 8 N35 
EAN ENG 355k 
sail ges sal HE 
al iol eas EE 
$ al SIE) sok / 5; 


अपनाएँ तथा (और अधिक) ईमान ६ (१६४..५३)| <-> 405 । ४.55 । 55| 


लायें। पुनः और भी तक़वा अपनाएँ और 
उपकार करें । और अल्लाह उपकार 
करने वालों से प्रेम करता है ।94। 

(रुकू ~) 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
कुछ ऐसे शिकार के द्वारा तुम्हारी अवश्य 
परीक्षा लेगा जिस तक तुम्हारे हाथों और 
भालों की पहुँच होगी ताकि अल्लाह उन 
लोगों को स्पष्ट करे जो एकान्त में उससे 
डरते हैं | अत: जो उसके बाद सीमा का 
उल्लंघन करेगा उसके लिए पीड़ाजनक 
अज़ाब (निश्चित) होगा ।95। 
हे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब तुम 
एहराम की अवस्था में हो शिकार न 
किया करो और तुम में से जो उसे जान 
बूझ कर मारे तो उसका दंड यह है कि 


५०८ 


lH 
SEG) SEs 
: aii : 2) 


soli esl 


FC AE 


प्र ढ़ 


pe का 


dp bE | (६5 2 
HEY Riles 
Zz + FS ४ 2 | ~ 


~ <5 A DN 


४ त्ठ 


सूरः 5, अल-माइदः 


वह ख़ाना का'बा तक पहुँचने वाली ऐसी 
कुर्बानी पेश करे जो उस जानवर के 
समान हो जिसे उसने मारा है, जिसका 
निर्णय तुम में से दो न्याय-कर्ता करें । या 
फिर इसका प्रायश्चित दरिद्रं को भोजन 
कराना है । या फिर उसके समान रोज़े 
(रखे) ताकि वह अपने कर्म का 
कुपरिणाम भोगे । जो गुज़र चुका अल्लाह 
ने उसे क्षमा किया है । फिर जो दोबारा 
करेगा तो अल्लाह उससे प्रतिशोध लेगा 
और अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
प्रतिशोध लेने वाला है ।96। 

तुम्हारे लिए समुद्री शिकार करना और 
उसको खाना हलाल कर दिया गया है । 
यह तुम्हारे और यात्रियों के लाभ के लिए 
है । और तुम पर स्थल भाग पर शिकार 
उस समय तक हराम कर दिया गया है 
जब तक तुम एहराम बाँधे हुए हो । और 
अल्लाह का तक़वा अपनाओ जिस की 
ओर तुम एकत्रित किए जाओगे ।97। 
अल्लाह ने सम्माननीय गृह का'बा को 
और सम्माननीय महीने को और कुर्बानी 
के पशुओं को और कुर्बानी के चिह्न 
स्वरूप पट्टे पहनाए हुए पशुओं को लोगों 
के (धार्मिक और आर्थिक) दृढ़ता का 
साधन बनाया है । यह (चेतावनी) इस 
लिए है कि तुम जान लो कि अल्लाह उसे 
ख़ूब जानता है जो भी आसमानों में है 
और जो धरती में है । और यह कि 
अल्लाह प्रत्येक विषय का ख़ूब ज्ञान 
रखने वाला है ।98। 


!|$ पारः 7 


IUCN UG 
OSs 25556 3a 
o IOUS ELSEMSIE 


~ 


SE SETS C9 "5 ७८ ails 


® slats dba? 2d 
pels pS 9 ea) 


EELS ANIL SS) 
sk f, > र SE 9 eS 


340 sBls Cs 5:55 ८7 
O03 


Cis EA NS ES 
Sl sg SEs 
SHG NG 

SEAN 


Fl IE 


॥ 
T w 


~ 
od 


5 


सूरः 5, अल-माइदः 


जान लो कि अल्लाह पकड़ करने में 
बहुत कठोर है और यह भी कि अल्लाह 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला है ।99। 

रसूल पर भली-भाँति संदेश पहुँचाने के 
अतिरिक्त और कोई ज़िम्मेदारी नहीं । 
और अल्लाह जानता है जो तुम प्रकट 
करते हो और जो तुम छिपाते हो ।00। 
तू कह दे कि अपवित्र और पवित्र 
समान नहीं हो सकते, चाहे तुझे 
अपवित्र की अधिकता कैसी ही पसन्द 
आए । अतः हे बुद्धिमानो ! अल्लाह 
का तक़वा अपनाओ ताकि तुम सफल 
हो जाओ ।।07। (रुकू) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! ऐसी 
वस्तुओं के बारे में प्रश्‍न न किया करो कि 
यदि उन्हें तुम पर प्रकट कर दिया जाए तो 
वे तुम्हें कष्ट में डाल दे । और यदि तुम 
उन के बारे में प्रश्‍न करोगे जब कुरआन 
उतर रहा हो तो वे तुम पर खोल दी 
जाएँगी । अल्लाह ने उनसे आँख फेर ली 
है और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला 
(और) बहुत सहनशील है ।02।" 

तुम से पहले भी एक जाति ने ये बातें 
पूछी थीं । फिर वे उनके इनकार करने 
वाले हो गए ।03। 


| Al > 2 Z 
sls SNIPE 
98558 58655:50५ 


रा a 3 Siig ४.४ 
Wad SANS] 


kt ~ ed Cd 


GEV EASE 


4 24 


GFN BET |9 (६४८ 


~ 


PSEC UC 


| Gy 
OR ४ 





ats 
CO 


बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं ठहराया गया और यह मानव जाति के लिए 


एक कृपा स्वरूप है और स्वयं अपने दिमाग़ से परिस्थिति के अनुसार निर्णय करने की छूट है । परन्तु 
कुछ लोगों का यह स्वभाव था कि वहइ अवतरण के समय उल्टे-पुल्टे प्रश्‍न करते रहते थे । उस समय 
आवश्यक था कि उनका उत्तर दिया जाता अन्यथा वे यह समझते कि जो प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं, 
वहइ उनका उत्तर नहीं देती । इससे अगली आयत में अतीत की एक जाति का उल्लेख है जिसने इसी 
प्रकार वहइ उतरने के समय प्रश्‍न करके अपने आप को कठिनाई में डाल दिया था । 


सूरः 5, अल-माइदः 


अल्लाह ने न तो कोई बहीरः बनाया 
है, न साइब:, न वसील: और न हाम 
(बनाया है) । परन्तु वे लोग जिन्होंने 
इनकार किया, अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं 
और उनमें से अधिकतर समझ नहीं 
रखते ।04।” 

और जब उन्हें कहा जाता है कि जो 
अल्लाह ने उतारा है उसकी ओर आओ 
और रसूल की ओर आओ तो वे कहते हैं 
कि हमारे लिए वही बहुत पर्याप्त है 
जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया । 
(उनसे पूछो कि) क्या इस दशा में भी 
(पर्याप्त है) जब कि उनके पूर्वज कुछ 
भी नहीं जानते थे और न हिदायत प्राप्त 
करते थे ? ॥05। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम 
अपनी ही जानों के उत्तरदायी हो । जो 
पथभ्रष्ट हो गया तुम्हें कोई हानि नहीं 
पहुँचा सकेगा यदि तुम हिदायत पर 
रहो । अल्लाह ही की ओर तुम सब का 


NCS PIECES 


~ ह Pit 
+ ~ oe 

YF Fsbo ~ 

9234७: ४ SEES ४ 


EZ fr द्‌ fa aT 2 | न Ei EE 
SSE SEARING 
b 2s 


~ 5 द s हू तक ५ £] र 7 द्र 
~ S| 5 CS Cy BY Y 


~ 


5X hee led 7 5A i | 
श्र Oe eer Sa 7 ~ 


४ बहीरः - अरबी शब्दकोश के अनुसार बहर्तुल्‌ बई र का अर्थ है मैंने ऊँट के कान को अच्छी तरह 
फाड़ दिया । (मुफ़रदात) बहीर: उस ऊँटनी को कहते हैं जिसके कान फाड़ दिए गए हों। इस्लाम से 
पूर्व यह रीति थी कि जब कोई ऊँटनी दस बच्चे दे चुकती तो उसके कान छेद दिये जाते और उसे 
स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता था । न तो उस पर कोई सवार होता और न कोई उस पर बोझ लादता था 


(मुफरदात) । 


साइबः - वह ऊँटनी जो चरागाह में खुली छोड़ दी जाए । न जलकुँड से उसे रोका जाए और न चारे 
से । इस्लाम से पूर्व लोग ऐसा उस समय करते थे जब कोई ऊँटनी पाँच बच्चे दे चुकी होती। 

वसीलः - इस्लाम से पूर्व एक रीति यह भी थी कि जब बकरी नर और मादा इकठ्रे दो बच्चे देती तो 
उन को ज़िबह नहीं किया जाता था ताकि एक के ज़िबह होने से दूसरे को कष्ट न हो । 

हाम - वह सांड जिसकी नस्ल से दस बच्चे हो जाएँ उसको छोड़ दिया जाता था । न उस पर कोई 
सवार होता था और न उससे और कोई काम लिया जाता था तथा उसे चरागाह और पानी से नहीं 


रोका जाता था । 


सूरः 5, अल-माइदः 


लौट कर जाना है । फिर वह तुम्हें 
उससे सूचित करेगा जो तुम किया 
करते थे ।।06। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब तुम 
में से किसी तक मृत्यु आ पहुँचे तो 
तुम्हारे बीच गवाही के रूप में वसीयत 
(इच्छापत्र लेखन) के समय अपने में से 
दो न्यायपरायण साक्षियों की नियुक्ति 
आवश्यक है । हाँ यदि तुम धरती पर 
यात्रा कर रहे हो और तुम पर मृत्यु का 
संकट आ जाये तो अपनों के स्थान पर 
परायों में से दो गवाह बना सकते हो । 
तुम उन दोनों को किसी नमाज़ के बाद 
रोक लो । और यदि तुम्हें संदेह हो तो वे 
दोनों अल्लाह की क़सम खा कर यह 
प्रतिज्ञा करें कि हम इस (गवाही) के 
बदले कदापि कोई क़ीमत वसूल नहीं 
करेंगे चाहे कोई (हमारा) निकट संबंधी 
ही क्यों न हो । और हम अल्लाह की 
निर्धारित की हुई गवाही को नहीं 
छिपाएँगे अन्यथा हम तो अवश्य पापियों 
में से हो जाएँगे ।।07। 

फिर यदि यह ज्ञात हो जाए कि वे 
दोनों पाप में पड़ गये हैं, तो उनके 
स्थान पर उन लोगों में से दो अन्य खड़े 
हो जाएँ, जिनका अधिकार पहले दो ने 
हड़प लिया हो । अतः वे दोनों अल्लाह 
की कसम खाएँ कि हमारी गवाही उन 
दोनों की गवाही से अधिक सच्ची है 
और हमने (न्याय का) कोई उल्लंघन 
नहीं किया । (यदि ऐसा करें) तब तो 


!|| पारः 7 


4: 2 Fe rer [Es 5 |° 2 ~| 5५% GG 
Heer Re GIG 


~ 2 > 2 ~ a 
CONTI ACY ENS 


CoE SESE LS 
35555 oe RS) ge 5 
9+) sca} Y 

Cai 53) 2७४ 28 ०७० oes 
Dion) DC | Ss) | 4005 


5 sgh AEC 
i gs Ess Ered < 
CAHIR A _ , ४५ 
| 2 ~ ४675 CN 
400 CBO 3 )।०७० ४४८ | 


2 


&5 ८०४७६ 5 ४2 _# Ess 


सूरः 5, अल-माइदः )]] पार: 7 


हम निस्सन्देह अत्याचारियों में से हो SE $ 227 ARIAS 
जाएँगे ।08। NF जम Te 

यह (उपाय इस बात के) अधिक निकट 

हकर चे (ते के लाली) ज्योकीत्यो |? ˆ १0 ४ ०620.6 
सच्ची गवाही प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें ८८५] 55 \:)| | 3७५ 3] ॐ 
भय लगा रहे कि उन (दूसरों) की , PnP: 7: 3 52 
क़समों के बाद उनकी क़समें नकार दी >> ** 9 कल > 
जाएँगी । और अल्लाह का तक़वा ह 6 | £98) we als 
अपनाओ और ध्यानपूर्वक सुना करो ` 

और अल्लाह दुराचारी लोगों को 

हिदायत नहीं देता ।।09। (रुकू -) 

जिस दिन अल्लाह समस्त रसूलों को ।६८ ,|२5 , Ce दर 
एकत्रित करेगा और पूछेगा कि तुम्हें क्या bo र 6 
उत्तर दिया गया ? वे कहेंगे हमें को 4) ae 56 552. 
(वास्तविक) जानकारी नहीं । 3 Nie: 
निस्सन्देह तू ही समस्त अज्ञात विषयों CN पट 
का बहुत ज्ञान रखने वाला है ।।।0| 

जब अल्लाह ने कहा, हे मरियम के पुत्र है? 5 हक Cf sd त] 
ईसा ! अपने ऊपर तथा अपनी माता पर $, Fn 

मेरी नेमत को याद कर, जब मैंने रूह- £ £5 5) 5 5 
उल-कुदुस से तेरा समर्थन किया । $ NES ir 
लोगों से पालने (अर्थात्‌ बाल्यकाल) मे Ci IGE) 
और अधेड़ आयु में भी बातें करता था । SE HEAT $| ४ पे es | 
और उस समय को भी (याद कर) जब, _ _ ANSE, sc 
मैने तुझे पुस्तक और तत्वज्ञान और ३3 ८-529 *> #१।9५०-== 2५9 


तौरात और इंजील भी सिखाई । और जब «६ EE ANE FS 
ए Anata ह 
तू मेरे आदेश से मिट्टी से पक्षियों की “ट्री RS 


AR RISA 


आकृति के सदृश पैदा करता था, फिर तू . & SIGIR OE a 
उनमें फूँकता था तो वे मेरे आदेश से पक्षी Rn Fe ne 
बन जाते थे । और तू जन्मजात अंधों और €. /55].5 ७5५७०5२ 35455 ३! 
श्वेतकुष्ठों को मेरी आज्ञा से टीक करता 


(on 


5) 


नी 


Ce \ 


सूरः 5, अल-माइदः 


था। और जब तू मेरे आदेश से मृतकों को 
(जीवित) निकालता था और जब मैंने 
बनी इस्राईल को तुझ से रोके रखा, जब 
तू उनके पास उज्ज्वल चिह्नों को ले कर 
आया तो उनमें से जिन्होंने इनकार किया 
कहा, निस्सन्देह यह एक खुल्लम -खुल्ला 
जादू के सिवा कुछ नहीं ।7।| 

और जब मैंने हवारियों की ओर वहइ की 
कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान ले 
आओ तो उन्होंने कहा हम ईमान ले 
आए, अतः गवाह रह कि हम 
आज्ञाकारी हो चुके हैं ।।।2| 

जब हवारियों ने कहा, हे मरियम के पुत्र 
ईसा ! क्या तेरे रब्ब के लिए संभव है कि 
हम पर आकाश से (नेमतों से परिपूर्ण) 
थाल उतार दे ? उस (अर्थात्‌ ईसा) ने 
कहा, यदि तुम मोमिन हो तो अल्लाह 
का तक़वा अपनाओ ।।3। 

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम 
उसमें से खाएँ और हमारे मन संतुष्ट हो 
जाएँ और हम जान लें कि तूने हम से 
सच कहा है और इस पर हम गवाह बन 
जाएँ ।।।4। 

मरियम के पुत्र ईसा ने कहा, हे अल्लाह 
हमारे रब्ब ! हम पर आकाश से (नेमतों 
से परिपूर्ण) थाल उतार जो हमारे 
पूर्ववर्तियों और हमारे परवर्तियों के लिए 
ईद्‌ बन जाए और तेरी ओर से एक महान 
चिह्न स्वरूप हो । और हमें जीविका 
प्रदान कर और तू जीविका प्रदान करने 
वालों में सबसे बेहतर है ।।।5। 


/ | पार; 7 
TS NUNES 


Roa in] 
MEd 5 ६८५52 52 068 

CS 
WEIS PES EE 
EG EN HE C3255 


BRET ESCH) 


SEES BSE ७ 
SESS MNSITE SE 
०9-०५ 92 


CeO ४ 25.2 ४ 
& ७७३०५: ८१ 6 


fs las ad 


© “235 5) 2% CRONE 
233 Hoss 3) ॥५ 


सूरः 5, अल-माइदः 


अल्लाह ने कहा कि मैं उसे तुम पर 
अवश्य उतारूँगा । अतः जो कोई इसके 
बाद तुम में से कृतघ्नता करे तो मैं उसे 
अवश्य ऐसा अज़ाब दूँगा जैसा समग्र 
जगत में किसी और को नहीं दूँगा ।।।6। 

(रुकू ठ) 
और (याद करो) जब अल्लाह मरियम 
के पुत्र ईसा से कहेगा कि क्या तूने 
लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी 
माँ को अल्लाह के सिवा दो उपास्य 
बना लो ? वह कहेगा, पवित्र है तू। 


७ 


Cx 
हर 

\ 

(a 
६ ६ 

\ 
जि 
u\ 

\ (x 

हम 

७ 

\ 

| 

है. 

\ 

i] 
i 

3६४ 


६ 

५ 
\ 

e\ 


DE 


| -+२_-८ (२ ANOS 
LOLS 533 ५४७ <.5 


मुझ से हो ही नहीं सकता कि मैं Ee Sl “_#५ JHE 28 he 


ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई 
अधिकार न हो । यदि मैंने वह बात 
कही होती तो अवश्य तू उसे जान 
लेता । तू जानता है जो मेरे मन में 
है और मैं नहीं जानता जो तेरे मन में 
है । निस्सन्देह तू सभी अज्ञात विषयों 
को ख़ूब जानने वाला है ।!।7।* 

मैंने तो उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं 
कहा जो तूने मुझे आदेश दिया था 
कि अल्लाह की उपासना करो जो 
मेरा भी रब्ब है और तुम्हारा भी रब्ब 
है । और जब तक मैं उनमें रहा मैं 
उन का निरीक्षक था । फिर जब तूने 


£ 


od ~~ IE HE 


GG ER ud £३३7 
Sh EGG Aes 


Fe 22 NE ~ 2 





* इस आयत में उल्लेख हुआ है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन कहेंगे कि ' “मैंने कभी 
भी लोगों को यह शिक्षा नहीं दी कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा उपास्य बना लो यह 
बात बाइबिल से निश्चित रूप से प्रमाणित है । एक भी आयत इंजील में ऐसी नहीं जिसमें मसीह 
अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा उपास्य बना लो । बल्कि जब 
शैतान ने उनको परीक्षा करने के लिए कहा कि मुझे सजदः करो तब भी उन्होंने उत्तर में यह नहीं 


कहा कि तुम मुझे सजदः करो । 


सूरः 5, अल-माइदः 


मुझे मृत्यु दे दी, केवल एक तू ही 
उन का निरीक्षक रहा और तू हर 
चीज़ पर गवाह है ।।8।" 

यदि तू इन्हें अज़ाब दे तो अन्ततः यह तेरे 
भक्त हैं । और यदि तू इन्हें क्षमा कर दे 
तो निस्सन्देह तू पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।।।9| 


अल्लाह ने कहा, यह वह दिन है कि 
सच्चों को उनका सच्च लाभ पहुँचाने 
वाला है । उनके लिए स्वर्ग हैं जिनके 
दामन में नहरें बहती हैं । उनमें वे 
सदा-सर्वदा रहने वाले हैं । अल्लाह 
उनसे प्रसन्न हो गया और वे उससे 
प्रसन्न हो गए । यह बहुत बड़ी 
सफलता है ।।20| 

आसमानों और धरती की बादशाही 
अल्लाह ही की है और उसकी भी जो 
उनके अन्दर है । और वह प्रत्येक वस्तु 
पर जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।।2।। (रुकू 2) 


!!! 


पारः 7 
+ le 57 Sa se FEE ४ 
ge SNS, 
Sg gids 

Se ob oe 3! 
bls ng haa DS 
2 2 3 be) ~? 

OS 2) 

TIE 


ह 
275 
SS 9 

कक 


SZ? 


CB (६५५ 5 % |--० 


CGE tie 
GSS TBC 23५. «४५ 


EN दर + हि 

*) i “ee | 9295 ०७७०० 
०:55) 

LENE SET ERIE 


~ 


dss Ges 


पे 


Eg, 
§ ०४255 





* इस आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु का स्पष्ट रूप से उल्लेख है और इससे यह भी 
प्रमाणित होता है कि जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीवित रहे उनकी अपनी जाति (बनी 
इस्राईल) में शिर्क नहीं फैला । जब आप अलै. फ़िलिस्तीन से हिजरत कर गए तो सेंट पॉल ने 
यूनानियों को जो बनी इस्राईल नहीं थे, पथभ्रष्ट कर दिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना 
उपास्य बना लिया । बनी इस्राईल जिनके सुधार के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आये थे, उनमें 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन में शिर्क नहीं फैला । 


atats 
CO 


इस आयत की दृष्टि से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक पापियों की क्षमा के 


लिए दुआ की है कि यदि तू इन्हें दंड दे तो वे तेरे भक्त हैं और यदि क्षमा कर दे तो तू पूर्ण प्रभुत्व 


वाला और परम विवेकशील है । 


!} 
6- सूरः अल-अनूआम 


यह सूरः मक्का निवास काल में अवतरित हुई । बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।66 
आयें हैं । 

पिछली सूर: की अन्तिम आयत में यह वर्णन किया गया है कि समस्त लोकों और 
जो कुछ भी उनके बीच है उनका स्वामी अल्लाह है और इस सूर: के आरम्भ में और 
अधिक स्पष्ट और शान के साथ यही वर्णन किया गया है । अर्थात्‌ समस्त स्तुति अल्लाह 
ही के लिए है जिसने धरती और आकाश को उत्पन्न किया और उनके भेद को ज्ञात करने 
के मार्ग में कई प्रकार के अंधकार होने के बावजूद उसने बुद्धि रूपी प्रकाश भी प्रदान 
किया, जिसके द्वारा वे अंधकार छटते चले जाएँगे । अतएव आज विज्ञान की प्रगति ने 
धरती और आकाश की उत्पत्ति के रहस्य पर से इस प्रकार पर्दा उठाया है कि उन की 
वास्तविकता का और उनके अन्दर जो कुछ है उनका अधिक से अधिक ज्ञान मनुष्य को 
प्राप्त होता चला जा रहा है । जिस प्रकार प्रारम्भ में आकाश के अंधकारों को दूर किये 
जाने का उल्लेख मिलता है इसी प्रकार भू-गर्भ और समुद्र के अंधकारों को प्रकाश में 
परिवर्तित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार आकाश से मनुष्यों पर 
अज़ाब भी उतरते हैं, जिनको मनुष्य के भीतरी अंधकार खींचते हैं | इस विषयवस्तु का 
वर्णन इस सूर: की आयत संख्या 66 में मिलता है । 

एक तो वैज्ञानिक हैं, जिनपर धरती और आकाश के अंधकार उनके अन्वेषणों के 
फलस्वरूप प्रकाशित किए जाते हैं । और दूसरे अल्लाह के वे महान भक्त हैं, जैसे हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तआला धरती और आकाश के शासनतन्त्र का 
दर्शन करा देता है तथा आकाश से उन पर नूर बरसता है, जैसा कि आयत संख्या 76 में 
वर्णन किया गया है । 

इस सूरः में नबियों और उन पर पुस्तकों के उतरने और हिदायत की रौशनी 
अवतरित होने का बार-बार वर्णन मिल रहा है । 

इसी सूरः में बंद बीजों और गुठलियों को फाड़कर उन के अन्धकारों में से जीवन 
के लहलहाते हुए पौधे निकालने का उल्लेख भी है । इसी प्रकार नक्षत्रों का वर्णन है कि 
किस प्रकार वे जल, स्थल के अन्धकारां को दूर करके यात्रियों के मार्गदर्शन का साधन 
बनते हैं । 

आयत संख्या 96 से आरम्भ होने वाले रुकू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत इस 
विषयवस्तु पर आधारित है कि हरियाली से परत दर परत हर प्रकार के बीज फूटते हैं 
और फिर प्रत्येक प्रकार के फल उगते हैं । इन फलों के पकने की प्रक्रिया पर ध्यान दो । 


!!| 


वे लोग जो अल्लाह तआला की आयतों पर ईमान रखते हैं, उनके लिए इस में अनगिनत 
चिह्न हैं । 

क्लोरोफिल (Chl0r0phY]]) से हरियाली बनती है जो अपने आप में एक बड़ा 
चिह्न है जिस में वैज्ञानिकों को कोई भी विकासपरक पड़ाव दिखाई नहीं दिये । यह एक 
बड़ा ही जटिल रासायनिक तत्त्व है जो अन्य रासायनिक तत्त्वों से अधिक जटिल है । 
जीवन के आरम्भ में ही क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिससे मनुष्य उत्पन्न 
हुआ । उस समय क्लोरोफिल कौन कौन से विकासपरक पड़ावों को पार करके उत्पन्न 
हुआ, इस प्रश्‍न का अभी तक समाधान नहीं मिला है । विशेष रूप से ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि क्लोरोफिल नूर (प्रकाश) से जीवन बनाता है, अग्नि से नहीं । वही नूर 
का विषयवस्तु कि उसने धरती और आकाश में क्या-क्या उलटफेर किये हैं, इस सूरः के 
अन्त पर अपने उत्कर्ष को पहुँच जाती है । 

इस सूरः में मुश्रिकों की ऐसी घिसी-पिटी भरन्त धारणाओं का उल्लेख है जिनका 
सम्बन्ध अन्‌आम अर्थात्‌ मवेशियों से है, जिन्हें अल्लाह ने मानव जीवन यापन का 
साधन बनाया है । परन्तु उन्होंने भाँति-भाँति की मुश्रिक-रीतियों के द्वारा मवेशियों से 
सम्बन्धित समस्त तत्त्वपूर्ण बातों को नष्ट कर दिया । 

इस सूरः के अन्त पर न केवल मवेशियों से सम्बन्धित हलाल-हराम का 
स्पष्टीकरण किया गया है अपितु शिष्टाचार सम्बन्धी हलाल और हराम की बातें भी 
वर्णन कर दी गई । इस प्रकार भौतिक भोज्य-वस्तुओं के हलाल और हराम के साथ 
आध्यात्मिक हलाल और हराम का भी उल्लेख कर दिया । तथा माँ-बाप के प्रति 
सदयभाव प्रदर्शन करने की शिक्षा दी गई जो अपने बच्चों के लिए अनेक कष्ट सहन 
करते हैं । 

इस सूरः के अन्त पर एक ऐसी आयत है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के अपने रब्ब के समक्ष पूर्ण आज्ञाकारी होने का इस सुन्दरता से उल्लेख करती है 
कि इस से उत्तम ढंग से उल्लेख करना असंभव है । और सारी दुनिया की ईश्वरीय पुस्तकों 
में इस विषय की कोई आयत मौजूद नहीं । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को यह घोषणा करने का आदेश दिया गया है कि मेरी नमाज़ें और मेरी समस्त कुर्बानियाँ 
अर्थात्‌ केवल चौपायों की कुर्बानियाँ नहीं अपितु अपने हार्दिक भावनाओं की कुर्बानियाँ 
तथा मेरा जीवन और मेरी मृत्यु विशुद्ध रूप से अपने अल्लाह के लिए समर्पित हो चुकी 
हैं। 


त्रत 


सूरः 6, अल-अनूआम 





$) brie 








अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार बार दया करने वाला है ।।। 

समस्त स्तुति अल्लाह ही की है, जिसने 
आसमानों और धरती को पैदा किया 
और अन्धकार और प्रकाश बनाए । फिर 
भी वे लोग जिन्होंने इनकार किया अपने 
रब्ब का साझीदार ठहराते हैं ।2। 

वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया । फिर एक अवधि निश्चित की 
और निश्चित अवधि का (ज्ञान) उसी 
के पास है । फिर भी तुम संदेह में 
पड़ते हो ।3।* 

और वही अल्लाह आसमानों में भी है 
और धरती में भी है । वह तुम्हारे छिपे 
हुए को जानता है और तुम्हारे प्रकाश्य 
को भी । और जो तुम कमाई करते हो 
उसे भी जानता है ।4। 

और उनके पास उनके रब्ब की आयतों 
में से जब भी कोई आयत आती है वे 
उससे मुँह फेरने लगते हैं ।5। 

अतः उन्होंने सत्य को झुठला दिया जब 
वह उनके पास आया । अत: अवश्य 





Om LD Ms 


> ०) ६2) | ट 
PE हे i) Re 20“ 22 
SS Sols iss (“3 ४३ 
OOH Ags bE CH 
OD 2 (७४2 be ६ 2] | 
ier Sls ४९-५४ 


5 Ree 2% 2 


OOS sl ».० 
FTN NE ERS 
४ 3 ><- 5७ $ 2<- THE 
आ 

०) 8 5५2053268 25५5 
bales SS 


इस आयत में जो पहला अजल (निश्चित अवधि) शब्द आया है इस से अभिप्राय दुर्घटना में होने 
वाली मृत्यु अथवा बीमारी से होने वाली मृत्यु है जो उस निश्चित अवधि से पहले घटित हो सकती है 
जो किसी की अन्तिम सम्भावित आयु निश्चित होती है । संसार में मनुष्य भी अपने उत्पादों के 
सम्बन्ध में एक विशेष अवधि निश्चित करता है । उदाहरण स्वरूप अमुक पुल अधिक से अधिक 
इतने वर्ष तक ठीक रह सकता है । इसके बाद उसको नष्ट करना होगा । परन्तु दुर्घटनाओं के 
परिणाम स्वरूप वह अपनी निर्धारित अवधि से पूर्व भी नष्ट हो सकता है । 


सूरः 6, अल-अनूआम 


उन्हें उन (बातों के पूरा होने) के 
समाचार मिलेंगे जिनकी वे खिल्ली 
उड़ाया करते थे ।6। 

क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले 
हमने कितनी ही जातियाँ तबाह कर दीं 
जिनको हमने धरती में ऐसी दृढ़ता प्रदान 
की थी जैसी दृढ़ता तुम्हें प्रदान नहीं की । 
और हमने उन पर मुसलाधार वर्षा करते 
हुए बादल भेजे और हमने ऐसी नदियाँ 
बनाई जो उनके अधीन बहती थीं । फिर 
हमने उनको उनके पापों के कारण 
हलाक कर दिया और उनके बाद हमने 
दूसरी जातियों को उन्नति प्रदान की ।7। 
और यदि हम तुझ पर किसी कागज़ में 
कोई लिखित प्रमाण उतारते फिर वे उसे 
अपने हाथों से छू भी लेते तो फिर भी 
काफ़िर अवश्य कहते कि यह तो एक 
खुले-खुले जादू के सिवा कुछ नहीं ।8। 
और वे कहते हैं कि इस पर कोई 
फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया ? और 
यदि हम कोई फरिश्ता उतारते तो 
अवश्य मामला निपटा दिया जाता । 
फिर उन्हें कोई ढील न दी जाती ।9। 

और यदि हम उस (रसूल) को फरिश्ता 
बनाते तो हम उसे फिर भी मनुष्य (के 
रूप में) बनाते और हम उन पर वह 
(विषय) संदिग्ध रखते जिसे वे (अब) 
संदिग्ध समझ रहे हैं ।0। 

और निस्सन्देह तुझ से पहले भी रसूलों से 
उपहास किया गया । अतएव जिन्होंने 
उन (रसूलों) से उपहास किया, उन्हें 


! | पारः 7 


it? 


७65४2 «८-5 lS blest 


89868 IEEE] 
eee NE , 247 3245S i (| ०% 
* br & U2) YI S Fh री 
ES w TD SZ Ey CS 
|3 | sg £ 59 


pe RD 4 SS ® y ( कई 9 
20५८9 5H sg CN 
१ 65 2००० 

RAUNT MeeSU SENSE 
(52६6 ८०.) OS 2 ५३.३ 43.8 


AT 


is 4४८ SS YHIIGs 


928) be | है] 3 
OF ४ ४३ 


Ys 4 जज 5 Sola Ii लाला ¢ Elie iT ~ 7 ii ~~ FS tz 


AZ 


७ 8%-%2 ७५ >«४८ ५४ $ 


~ 2 ~~ 
Ss 5% 2 w Bee 2 £ + 24 2 | “2 ~ 
Le it ( ~~~ __S LE “29 
Z 


सूरः 6, अल-अनूआम 


उन्हीं बातों ने घेर लिया जिन के द्वारा वे 
उपहास किया करते थे ।।।। 

(रुकू -]-) 
तू कह दे धरती में खूब भ्रमण करो फिर 
ध्यान दो कि झुठलाने वालों का कैसा 
(बुरा) अंत हुआ था ।2। 
पूछ कि किसका है जो आसमानों और 
धरती में है ? कह दे कि अल्लाह ही का 
है । उसने दया करना अपने ऊपर 
अनिवार्य कर रखा है । वह अवश्य तुम्हें 
कयामत के दिन तक इकट्ठा करता चला 
जाएगा जिसमें कोई संदेह नहीं । वे लोग 
जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला 
अत: वे तो ईमान नहीं लाएँगे ।।3। 
और उसी का है जो रात में और दिन 
में ठहर जाता है । और वह बहुत सुनने 
वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने वाला 
है ।4। 
तू कहदे कि क्या मैं अल्लाह के सिवा 
किसी अन्य को मित्र बना लूँ जो 
असामानों और धरती की उत्पत्ति का 
आरम्भ करने वाला है और वह (सब 
को) खिलाता है जबकि उसे खिलाया 
नहीं जाता । तू कह दे कि निस्सन्देह 
मुझे आदेश दिया गया है कि मैं हर 
एक से जिसने आज्ञापालन किया, 
प्रथम रहँ । और तू कदापि मुश्रिकों में 
से न बन ।॥॥5। 
तू कह दे कि यदि मैंने अपने रब्ब की 
अवज्ञा की तो निस्सन्देह मैं एक महान 
दिवस के अज़ाब से डरता हूँ ।।6| 


!! 


पारः 7 
FLIPS WEES 
SORES 
BASIS 2 Des 
OIE OES 
ES DOVE ESN 


b 


Fa द £ 22 # 
i Ye 
b 5% 757 de) 27 eh SSA) & {722 Dd 
COTE EET रच 
नी 


> “६ 


€ 


— 


5 ~र Fs ioe > hl 
gil 9 CR 


Os ४४ 
~ ~ b sl ~ ० PR Gen ५ ~ 
CFS] 


225४ 35 >र्डी HE (9 
3५5०-८४ 302 ND 
ESE ASISS NINES 


हू 35 


OOS Ne BEN 


22 
US 


< 554 5D SETS 


सूरः 6, अल-अनूआम 


जिससे उस दिन वह (अज़ाब) टाल दिया 
जाएगा, तो उस पर उसने दया की और 
यह बहुत खुली -खुली सफलता है ।7। 
अतः यदि तुझे अल्लाह कोई हानि 
पहुँचाए तो उसके सिवा उसे कोई दूर 
करने वाला नहीं और यदि वह तुझे 
कोई भलाई पहुँचाए तो वह प्रत्येक 
वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।।8। 

और वह अपने भक्तों पर बड़ी शान के 
साथ प्रभुत्व रखता है और वह परम 
विवेकशील और (सदा) अवगत रहने 
वाला है ।9| 

तू पूछ कि कौन सी बात गवाही के रूप 
में सब से बड़ी हो सकती है । कह दे 
कि अल्लाह ही तुम्हारे और मेरे बीच 
गवाह है । और मेरी ओर यह कुर्‌आन 
वहइ किया गया है ताकि मैं इसके द्वारा 
तुम्हें सतर्क करूं और प्रत्येक उस 
व्यक्ति को भी जिस तक यह पहुँचे । 
क्या तुम निश्चित रूप से गवाही देते हो 


कि अल्लाह के अतिरिक्त भी कोई दूसरे £ 


उपास्य हैं ? तू कह दे कि मैं (यह) 
गवाही नहीं देता । कह दे कि निस्सन्देह 
वही एक ही उपास्य है और मैं निश्चित 
रूप से उससे बरी हूँ, जो तुम शिर्क 
करते हो ।20। 

वे लोग जिन्हें हमने पुस्तक दी वे इस 
(पुस्तक और इस रसूल) को उसी प्रकार 
पहचानते हैं जिस प्रकार अपने बेटों को 
पहचानते हैं । वे लोग जिन्होंने अपने 


0 | 


पार; 7 


आन 


Aa) 3 NA AES a2 


Oe | ) 92) | < 39 


HSE AMES 


र 
5Y| 
wg 


iS 


~ 


uke ~ 5३3 i ७55 ~ 9५७ २ 


हि 


श्र 


gh Fizz L [Ee oe Li DI आ 
SSSR 02५८७ P23 


OA 
ET 8.20 ८ ~ 24 T Ui 
40७ 55S gis] 


FE [£ > 


SES oS SUA Les 


L ध Di aS + 
a9 Do 


Joli 


सूरः 6, अल-अनूआम 


आप को घाटे में डाला वे तो ईमान नहीं 
लाएँगे ।2। (रुकू -&-) 

और उससे बढ़ कर अत्याचारी कौन हो 
सकता है जिसने अल्लाह पर कोई झूठ 
गढ़ा अथवा उसकी आयतों को 
झुठलाया। निस्सन्देह अत्याचारी सफल 
नहीं होते ।22| 

और (याद करो) जिस दिन हम उन सब 
को इकट्ठा करेंगे फिर हम उन्हें जिन्होंने 
शिर्क किया, पूछेंगे कि तुम्हारे वे उपास्य 
कहाँ हैं जिन्हें तुम (अल्लाह के 
साझीदार) समझा करते थे ।23। 

फिर उनका (गढ़ा हुआ) षड्यन्त्र कुछ 
शेष नहीं रहेगा, परन्तु इतना कि वे 
कहेंगे हमारे रब्ब अल्लाह की क़सम । 
हम कदापि मुश्रिक नहीं थे ।24। 

देख कैसे वे अपने ही विरुद्ध झूठ बोलते 
हैं । और जो वे झूठ गढ़ा करते थे वह 
उनसे गुम हो जाएगा ।25। 

और उनमें से ऐसे भी हैं जो देखने में तेरी 
बातों पर कान धरते हैं, जबकि हमने 
उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं (जिनके 
कारण सम्भव नहीं) कि वे उसको समझ 
जाएँ । और उनके कानों में एक 
बहरापन सा रख दिया है । और यदि वे 
सभी चिह्न देख भी लें तो उन पर ईमान 
नहीँ लाएँगे। इस सीमा तक (वे मुँह फट 
हैं) कि जब तेरे पास आते हैं तो तुझ से 
झगड़ते हैं । जो लोग काफ़िर हुए कहते 
हैं यह तो पहले लोगों की कहानियों के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं ।26। 


|! पारः 7 


bd 
£ 2 22 23% 227 | 


32४ ०७३ og) 
(36५90 3< ils sibliss 
EY 


w 


Ls Ce दे क 9) 
OO sail 


4% + > ८“ 2“ 


(३ i OS ~) Cine ~ ७ [१ _9 


BRON eb NS dS 
© Os «2 [9४५ RBS 


UES] Ee TDD 


~ 


35555&#६0०45 5५ 38 YE 
AIEEE 
53253) 22 ८६६४५ $४ ५ 
ols 


OES RET) 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और वे उससे रोकते भी हैं और स्वयं भी 
उससे दूर रहते हैं और वे अपने सिवा 
और किसी का विनाश नहीं करते और वे 
समझ नहीं रखते ।27। 

और काश तू देख सकता कि जब वे 
अग्नि के पास (थोड़ा) ठहराए जाएँगे 
तो कहेंगे काश ! हमें वापस लौटा दिया 
जाता, फिर हम अपने रब्ब की आयतों 
को न झुठलाते और हम मोमिनों में से 
हो जाते ।28। 

सत्य यह है कि जो इससे पूर्व वे छिपाया 
करते थे वह उन पर प्रकट हो चुका है । 
और यदि वे लौटा भी दिए जाएँ तो 
अवश्य दोबारा वही करेंगे जिससे उनको 
रोका गया था । और निश्चित रूप से वे 
झूठे हैं ।29| 

और वे कहते थे कि हमारा यह (जीवन) 
सांसारिक जीवन के अतिरिक्त कुछ नहीं 
और हमें कभी उठाया नहीं जाएगा ।30। 
और काश ! तू देख सकता जब वे अपने 
रब्ब के समक्ष ठहराए जाएँगे । वह 
(उनसे) पूछेगा, क्या यह सत्य नहीं है ? 
वे कहेंगे क्यों नहीं ! हमारे रब्ब की क़सम 
(यह सत्य है) । वह कहेगा, तब तुम उस 
इनकार के कारण जो तुम किया करते थे 
अज़ाब को चखो ।3।। (रुकू -त) 
निस्सन्देह उन लोगों ने घाटा उठाया 
जिन्होंने अल्लाह से मिलने का इनकार 
किया । यहाँ तक कि जब अचानक 
उनके पास (वह) घड़ी आ गई तो कहने 
लगे हाय अफसोस, उस भूल पर जो हम 


पारः 7 


YS) 


७०३१ >-) 
| 2८ 9433 5) < 8599 


> 
(६५ ~ | ~ rd GG ~ 
+) ob DIS Ys > re 


~ 


Oe sl O09 


Fh Z 22१ 5७६ (६ Fa ED 
+2 (९४०७ | 95 b | SS uh 


AN SLE SSS 355 53 


LsGHELE Yas 


© ~ 2 22 


OC sxe OS 


JE sess ४४5 
& 9 uk |») [$ 


FSR का 
(८, ८<.9॥% 54 $ 5 
O03 


> Pe SSRN SIS 
lsat sul Seg 
CD Bd UUs, SE ४-28 52 


सूरः 6, अल-अनूआम 





इस बारे में किया करते थे ! और वे 
अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए 
होंगे । सावधान ! क्या ही बुरा है, जो वे 
उठाए हुए हैं ।32। 

और सांसारिक जीवन केवल खेल-कूद 
और मन की इच्छाओं को पूरा करने का 
ऐसा साधन है जो श्रेष्ठ उद्देश्य से 
असावधान कर दे । और निस्सन्देह 
परलोक का घर उन लोगों के लिए 
बेहतर है जो तक़वा अपनाते हैं । अतः 
क्या तुम समझते नहीं ? ।33| 
निस्सन्देह हम जानते हैं कि जो वे कहते 
हैं, तुझे अवश्य दुःख में डालता है । 
अतः निश्चित रूप से वे तुझे ही नहीं 
झुठलाते बल्कि अत्याचारी लोग अल्लाह 
की आयतों का ही इनकार करते हैं ।34। 
और निश्चित रूप से तुझ से पहले भी 
रसूल झुठलाए गए थे । और बावजूद 
इसके कि वे झुठलाए गए और बहुत 
सताए गए उन्होंने धैर्य रखा, यहाँ तक 
कि उन तक हमारी सहायता आ 
पहुँची। और अल्लाह की बातों को कोई 
परिवर्तित करने वाला नहीं । और 
निश्चित रूप से तेरे पास रसूलों की 
ख़बरें आ चुकी हैं ।35। 

और यदि उनका मुँह फेरना तुझ पर 
नागवार गुज़रता है तो यदि तुझ में 
सामर्थ्य है तो धरती में कोई सुरंग अथवा 
आकाश में कोई सीढ़ी खोज ले । फिर 
(उसके द्वारा) उनके पास कोई चिह्न ला 
सके (तो ऐसा करके देख ले) । और यदि 


!}| पारः 7 
b 5 i Uk ° Mss a7 
~B) uk Bs | O o> 
88353 92५5 ४. ४ 


pose / 86645 ७ 


+ Z 5 


TD i 


Os NS Y INE 
DE] 


8755 GH EES 2८.8 
कप 5 FEE 
Bz CEE w | 


Os 


~ w ZX ~~ 


(3-59:/) 3 8 ):3 ८८०५-०३ 
FEE STIEEE 65% ४ 
8 है हि. 080 30. 8 हू 336 8 ६ 4 लक 
8580-2० ७८४८६ ५ 


gE sg? |£) <(८ ४685४: | 3 
|($ bas sole 


~ 
र w 


22५ SENG 


NE 
९ 


Z 


सूरः 6, अल-अनूआम 


अल्लाह चाहता तो उन्हें अवश्य हिदायत 
पर एकत्रित कर देता । अतः तू कदापि 
मूर्खो में से न बन ।36| 

वही स्वीकार करते हैं जो सुनते हैं । और 
मुर्दो को अल्लाह उठाएगा फिर उसी की 
ओर वे लौटाए जाएँगे ।37। 


वे कहते हैं कि क्यों न उसके रब्ब की 
ओर से उस पर कोई बड़ा चिह्न उतारा 
गया ? तू कह दे कि निस्सन्देह अल्लाह 
इस बात पर समर्थ है कि वह कोई बड़ा 
चिह्न उतारे । परन्तु उनमें से अधिकतर 
नहीं जानते ।38। 

और धरती में जो भी चलने फिरने वाला 
जीवधारी है और हर एक पक्षी जो अपने 
दो परों के द्वारा उड़ता है, वे तुम्हारी ही 
भाँति समुदाय हैं । हमने पुस्तक में 
किसी चीज़ का उल्लेख नहीं छोड़ा । 
अन्ततः वे अपने रब्ब की ओर एकत्रित 
किए जाएँगे ।39। 

और वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को 
झुठलाया वे अन्धकारों में (भटकते हुए) 
बहरे और गाँगे हैं । जिसे अल्लाह 
चाहता है पथभ्रष्ट ठहरा देता है और 
जिसे चाहे सीधे मार्ग पर (अग्रसर) करा 
देता है ।40| 

तू कह दे कि क्या तुमने कभी विचार 
किया है कि यदि तुम पर अल्लाह का 
अज़ाब आ जाए अथवा तुम पर 
(निश्चित) कठिन घड़ी आ जाए, यदि 


I 


पारः 7 


NER os oe IVES 


f Se | हि (HN 


Cet ole wi 

4 ५ 528 2 {7 ~ | 9) ना ~ 

f र Doe | >> | >> ज _>%०| 9 
, 

FF ठ SRS 53 

ti OO 


SWGUESG sil 


09 Ep) ७॥ » 5५% ५८ 


$ »52 $ Foe Tg 9 
9" dS 4 EK 57 US 5) 
iis blo dea 


AONE ISTO sas 


ES 


Z 5 RS “८ Nir 


Ose 4.७ | डे 


सूरः 6, अल-अनूआम 





तुम सच्चे हो तो क्या तुम अल्लाह के 
सिवा किसी और को भी पुकारोगे ? ।4]। 
(नहीं) बल्कि उसी को तुम पुकारोगे । 
अतः यदि वह चाहे तो उस (विपत्ति) 
को दूर कर देगा, जिसकी ओर तुम उसे 
(सहायता के लिए) बुलाते हो । और 
तुम भूल जाओगे उन वस्तुओं को, 
जिनको तुम (अल्लाह का) साझीदार 
ठहराते रहे हो ।42। (रुकू 5) 

और निस्सन्देह हमने तुझ से पहले कई 
समुदायों की ओर (रसूल) भेजे । फिर 
हमने उनको (कभी) कठिनाई और 
(कभी) तंगी में डाला ताकि वे विनम्रता 
अपनाएँ ।43। 

अत: जब हमारी ओर से उन पर 
कठिनाई (की विपत्ति) आई तो क्यों न 
वे गिड़गिड़ाए, परन्तु उनके दिल कठोर 
हो चुके थे और शैतान ने उनको वे कर्म 
सुन्दर करके दिखाए जो वे किया करते 
थे ।44। 

अतः जब वे उसे भूल गए जो उन्हें बार- 
बार याद दिलाया गया था तो हमने उन 
पर हर चीज़ के द्वार खोल दिए । यहाँ 
तक कि जब वे उस पर जो उन्हें दिया 
गया इतराने लगे तो हमने अचनाक उन्हें 
पकड़ लिया तो वे एक दम बहुत निराश 
हो गए ।45। 

अतः उन लोगों की जड़ काट दी गई 
जिन्होंने अत्याचार किया था । और 
समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो 
समस्त लोकों का रब्ब है ।46| 


र Dead 


ES Ig SC ००४ Ca] Yo 
GN 245 055g <..४ 


chp ८ 


«४2४8 ५३१5-55 | 250४५ 
CMY Blas ("७-० $9) 


i 
wz 
+ 


Ad u | 9 | 


CIS 


Jal 2 है] [ 92) 35 (p25 
ORS I as 


सूरः 6, अल-अनूआम 


तू पूछ कि क्या कभी तुमने विचार किया 
है कि यदि अल्लाह तुम्हारे सुनने और 
देखने की शक्ति को ले जाए और तुम्हारे 
दिलों पर मुहर लगा दे तो अल्लाह के 
सिवा कौन सा उपास्य है जो उन (खोई 
हुई शक्तियों) को तुम्हारे पास (वापस) 
ले आए । देख कि हम किस प्रकार 
आयतों को फेर-फेर कर वर्णन करते हैं 
फिर भी वे मुख फेर लेते हैं ।47। 

तू कह दे, क्या तुमने कभी विचार किया 
है कि यदि तुम्हारे पास अल्लाह का 
अज़ाब अचानक अथवा स्पष्ट रूप से 
(दिखाई देता हुआ) आ जाए तो क्या 
अत्याचारी लोगों के अतिरिक्त भी कोई 
तबाह किया जाएगा ? ।48। 

और हम पैगम्बरों को केवल इस हैसियत 
से भेजते हैं कि वे शुभ-समाचार देने 
वाले और सतर्क करने वाले होते हैं । 
अतः जो ईमान ले आए और सुधार करे 
तो उन को कोई भय नहीं और न वे कोई 
शोक करेंगे ।49। 

और वे लोग जिन्होंने हमारे चिह्नों को 
झुठलाया उनको अवश्य उस कारण 
अज़ाब आ पकड़ेगा, जो वे कुकर्म करते 
थे ।50। 

तू कह दे, मैं तुम से यह नहीं कहता कि 
मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और न ही 
मैं अदृश्य का ज्ञान रखता हूँ और न मैं 
तुम से कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ । मैं 
उसके अतिरिक्त, जो मेरी ओर वहइ की 
जाती है, किसी का अनुसरण नहीं 


!}| पारः 7 


CITE DIP FN ग 2 >> ता रद 
Ra a) > | i) SSE) | (७ 
YC NEP TIC HEA 


Sl oN 


2 


€2 ०0% ८ Ro) iY | ५. >> 


5 Us 


Zz 
Ro A) 


geste sole 


३०८ 2“ 2 


2९> 2 


Cg 


w 5 a >, 2 > 
OR Yi >> 55 
YG 6-० {~ Zl sZt €> ° ixz 
NS ६०3 86७8 28,२३५ 
>> ८ 92:95 5७ 5, pes sz Fs 


ह $77 rd > {772 हि ~ 
Cd i gs 
ZAR | ०२ E [रु 

(2 C352 | हि! 


५५५४ Ce OF YO 
SHITTY els 
७३४७५ Sh +४५४६ 56 


सूरः 6, अल-अनूआम 


/ पार; 7 


करता। कह दे, क्‍या अंधा और देखने ६6 6 Ed - NS, 


वाला समान होते हैं ? फिर क्या तुम 
सोचते नहीं ।5।। (रुकू उन) 

और इस (कुर्‌आन) के द्वारा तू उन्हें सतर्क 
कर जो भय रखते हैं कि वे अपने रब्ब की 
ओर एकत्रित किए जाएँगे । इस 
(कुरआन) के अतिरिक्त उनका कोई मित्र 
और कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं 
होगा । ताकि वे तक़वा अपनाएँ ।52। 
और तू उन लोगों को न धुतकार, जो 
अपने रब्ब को उसकी प्रसन्नता चाहते 
हुए प्रातः काल और सायंकाल भी 
पुकारते हैं । तेरे ज़िम्मे उनका कुछ भी 
हिसाब नहीं और न ही तेरा कुछ हिसाब 
उनके ज़िम्मे है । अतः यदि फिर भी तू 
उन्हें धुतकार देगा तो तू अत्याचारियों में 
से हो जाएगा ।53। 

और इसी प्रकार हम उनमें से कुछ को 
कुछ के द्वारा परीक्षा में डालते हैं । यहाँ 
तक कि वे कहने लगते हैं कि क्या हमारे 
बीच (बस) यही वे लोग हैं जिन पर 
अल्लाह ने अनुग्रह किया है । क्या 
अल्लाह कृतज्ञों को सबसे अधिक नहीं 
जानता ।54। 

और जब तेरे पास वे लोग आएँ जो 
हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो 
(उनसे) कहा कर, तुम पर सलाम हो । 
(तुम्हारे लिए) तुम्हारे रब्ब ने दया 
करना अपने ऊपर अनिवार्य कर दिया 
है। (अर्थात्‌) यह कि तुम में से जो कोई 
अज्ञानता वश कुकर्म कर बैठे फिर 


i] 


~ 
% 


SS NOPE Ns 35 
56०३४ ४ DONA DIE 


५७ XZ 


OF ss 24, pe व SE 


| 


5 ४4 328%८-2 8-7 23 Ys 
32 <६४ ८ MSO gs 
sees gS 


NAN Abe CSCS 
क 57 24 | हद £ T f 


ERS SEC 


SEOs SHEE 
4 >» | 53५ न a शक ने 
अमर T FS 5 ~ iY Sh 
Eo Sade 


सूरः 6, अल-अनूआम 


उसके बाद प्रायश्चित कर ले और 
सुधार कर ले तो (याद रखे कि) वह 
(अल्लाह) निस्सन्देह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।55। 

और इसी प्रकार हम आयतों को खोल- 
खोल कर वर्णन करते हैं और (यह) इस 
लिए है कि अपराधियों का रास्ता खूब 
खुल कर प्रकट हो जाए ।56। 

(रुकू न) 
तू कह दे कि निश्चित रूप से मुझे मना 
कर दिया गया है कि मैं उनकी उपासना 
करूं, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा 
पुकारते हो । तू कह दे मैं तो तम्हारी 
इच्छाओं का अनुसरण नहीं करूँगा 
(अन्यथा) मैं उसी समय पथभ्रष्ट हो 
जाऊँगा और मैं हिदायत पाने वालों में से 
न बन सकूँगा ।57। 
तू कह दे कि निस्सन्देह मैं अपने रब्ब की 
ओर से एक उज्ज्वल प्रमाण पर हूँ और 
तुम उसको झुठला बैठे हो । मेरे अधीन 
वह नहीं है जिस की तुम जल्दी करते हो। 
फैसले का अधिकार अल्लाह के सिवा 
किसी को नहीं । वह सत्य ही वर्णन 
करता है और वह सर्वोत्तम फैसला करने 
वाला है ।58। 
तू कह दे कि यदि वह बात जिसकी तुम 
जल्दी करते हो, मेरे हाथ में होती तो (अब 
तक) अवश्य मेरे और तुम्हारे बीच फैसला 
हो चुका होता और अल्लाह अत्याचारियों 
को सबसे अधिक जानने वाला है ।59। 


BSG iE ils 


Disa Gish 


७5 $॥ ०5 40५) ४55. ॥ ०) 


Sail 
BOISE sel Hs 


UI NN 


| PR 
oo > w ok > 
€) “os | | 
ed 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और उसके पास अदृश्य की कुंजियाँ 
हैं“ जिन्हें उसके सिवा और कोई नहीं 
जानता । और वह जानता है जो जल 
और स्थल में है । कोई पत्ता भी 
गिरता है तो वह उसका ज्ञान रखता 
है । और कोई दाना धरती के 
अन्धकारों में (छिपा हुआ) नहीं और 
कोई आर्द्र अथवा शुष्क वस्तु ऐसी 
नहीं (जिसका वर्णन) एक सुस्पष्ट 
पुस्तक में न हो ।60। 
और वही है जो रात को (नींद के रूप 
में) तुम्हें मृत्यु देता है, जबकि वह 
जानता है जो तुम दिन के समय कर 
चुके हो और फिर वह तुम्हें उसमें 
(अर्थात्‌ दिन के समय) उठा देता है 
ताकि (तुम्हारा) निर्धारित समय पूरा 
किया जाए । फिर उसी की ओर 
तुम्हारा लौट कर जाना है । फिर जो भी 
तुम किया करते थे वह उससे तुम्हें 
सूचित करेगा 6 (रुकू ड) 
और वह अपने भक्तों पर बड़ी शान 
के साथ प्रभुत्व रखता है और वह तुम 
पर सुरक्षा करने वाले (निरीक्षक) 
भेजता है । यहाँ तक कि जब तुम में 
से किसी को मृत्यु आजाए तो उसे 
हमारे रसूल (फरिश्ते) मौत दे देते हैं 
और वे किसी पहलू की अनदेखी नहीं 
करते ।62। 
फिर वे अल्लाह की ओर लौटाए जाते हैं 
जो उनका वास्तविक मालिक है । 


!}] पारः 7 


MUS YN Gs ५5:2५ 
Z Ee ५५० & FE rb 
CF) AAS 3 CHIE ERS 
AYIA ०॥३५: 5 Bic 
LEE CR EOS, 
2 


© 5 ला । | C3 है kd i 
७४४५४ ५ ४) ४१४ 


2 
6 Se] ५ ~ ir 
Ei 02] 25S oir 5 3) RZ 
Gol 30० 7००७ silses 
PS FE हे 22 5 - (टी >> 
रियर 4 ग्र् = 
4 4% 6 न oe 


~ ~ 
~ 2 
Fr न न A -+£ ES 2 w हद 


> > 52 ~ 


+, ० 
~ 


0K 
© 


COBY 4s 5४.५.) 


XR A 


rire ve 57 ४। TII3d2xG 
| FS 3250 50 35355 


£ 





ats 
oy 


इस अर्थ के लिए देखें मुफ़रदात इमाम रागिब रहि. । 


सूरः 6, अल-अनूआम 


सावधान ! शासन उसी का है और वह 
हिसाब लेने वालों में सबसे तेज़ है ।63। 
पूछ कि कौन है जो तुम्हें जल और 
स्थल के अन्धकारों से मुक्ति देता है 
जब तुम उसे गिड़गिड़ा कर पुकार रहे 
होते हो और गुप्त रूप से भी कि 
यदि उसने हमें इस विपत्ति से मुक्ति 
दे दी तो हम अवश्य कृतज्ञों में से हो 
जाएँगे ।64। 

कह दे अल्लाह ही है जो तुम्हें इससे भी 
मुक्ति प्रदान करता है और प्रत्येक 
बेचैनी से भी । फिर भी तुम शिर्क करने 
लगते हो ।65। 

कह दे कि वह समर्थ है कि तुम्हारे ऊपर 
से अथवा तुम्हारे पैरों के नीचे से तुम पर 
अज़ाब भेजे या तुम्हें शंकाओं में डाल कर 
गिरोहों में बाँट दे और तुम में से कुछ को 
कुछ अन्य की ओर से अज़ाब का स्वाद 
चखाए । देख किस प्रकार हम चिह्नों को 
फेर-फेर कर वर्णन करते हैं ताकि वे 
किसी प्रकार समझ जाएँ ।66। 

और तेरी जाति ने उसको झुठला दिया है 
हालाँकि वही सत्य है । तू कह दे कि मैं 
तुम पर कदापि निरीक्षक नहीं हूँ ।67। 
प्रत्येक भविष्यवाणी का एक समय और 
स्थान निश्चित है और शीघ्र ही तुम जान 
लोगे ।68। 

और जब तू उन लोगों को देखे, जो 
हमारी आयतों से उपहास करते हैं तो 
फिर उनसे अलग हो जा, यहाँ तक कि 
वे किसी दूसरी बात में लग जाएँ । 


!}| पारः 7 


७९-०४! | ~ | 529 | 
HLS Lo US 


pi se i Dr 5 T ke त 5] ~ र 
see » ८ 22४ 9४5 
ou | ८: 5:53 Le 
S29 SCE 
I 427 2°45 | en की ~ los 


Bo ESS 20 


O35 eA 

Fb dvs oe किन RG DoT ~ 
(७ Sl 29 ~ 99 fe ~> 
+ कि सह सह Tz 2 CR 

OUST Y Ass 


A Sd 


DOs VEC 


छः | (3 Ooo CR जज | RD |) | | 
& 2 2 ०-2 म ४ ~ DR DE ® > \s 
3 ७8 PN Boe OE 3 
Oe ¢ CEO ६.० 3 (६ ~ b 5% + 2 
] ४०.२७) ३ oS 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और यदि कभी शैतान तुझ से इस 
मामले में भूल-चूक करवा दे तो यह 
याद आ जाने पर अत्याचारी लोगों के 
साथ न बैठ ।69। 

और जो लोग तक़वा अपनाते हैं उन पर 
उन लोगों के हिसाब की कुछ भी 
ज़िम्मेदारी नहीं । परन्तु यह केवल एक 
बड़ा उपदेश है, ताकि वे तक़वा 
अपनाएँ ।70। 

और तू उन लोगों को छोड़ दे जिन्होंने 
अपने धर्म को खेल-कूद और 
मनोकामनाओं को पूरा करने का साधन 
बना रखा है और उन्हें संसारिक जीवन ने 
धोखे में डाल दिया है । और तू इस 
(कुरआन) के द्वारा उपदेश दे ताकि 
कहीं ऐसा न हो कि कोई जान अपनी 
कमाई के कारण नष्ट हो जाए । जबकि 
उसके लिए अल्लाह के सिवा न कोई 
मित्र होगा और न कोई सिफारिश 
स्वीकार करने वाला । और यदि वह 
बराबर का बदला प्रस्तुत भी कर दे तब 
भी उससे कुछ नहीं लिया जाएगा । यही 
वे लोग हैं कि जो कुछ उन्होंने कमाया 
उसके कारण वे हलाक किए गए । जो वे 
इनकार करते थे उसके कारण उनके लिए 
पेय-पदार्थ स्वरूप खौलता हुआ पानी 
और पीड़ाजनक अज़ाब होगा ।7। 


(रुकू उ ) 


१) | 


पार; 7 


| ~ 2“ 


2 २०२० ४3 
(2०० 4 २ | 
oh 


fol ss) 


5 ww 2 Le > 2.०6»... > खा] be हा 

(8 C2 () कक (ने - 

So pLSPOL ONES 
7 ०4६7 Be iF + OS | ५5 > & 


22 द > 


55 Ce OE ee re 
| 5-6) 9 OUI NE) | 5S Cr 39 


DEORE be hE 
RO As GR Se 

REET ESE RITE 
iE NIG 
i cee Se NCE 


3 ग 


| ENDS POEs 
£ | 2 Ss ~~ 
5 O03 





5 इसका अर्थ सदा के लिए उनसे पूर्ण रूप से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना नहीं बल्कि यह अर्थ है कि 
इस्लाम के लिए गैरत दिखाते हुए उनसे उस समय तक मेल-जोल न रखा जाए जब तक कि वे अपनी 


उन निंदनीय गतिविधियों से रुक नहीं जाते । 


सूरः 6, अल-अनूआम 


तू पूछ क्या हम अल्लाह के सिवा उसको 
पुकारे जो न हमें लाभ पहुँचा सकता है न 
हानि ? और क्या इसके बाद भी कि 
अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी है, हमें 
एक ऐसे व्यक्ति की भाँति अपनी एड़ियों 
पर लौटा दिया जाए जिसे शैतानों ने 
संज्ञाहीन करके धरती पर हैरान और 
परेशान छोड़ दिया हो ? उसके ऐसे मित्र 
हों जो उसे हिदायत की ओर बुलाते हुए 
पुकारें कि हमारे पास आ जा । तू कह दे 
कि निस्सन्देह अल्लाह की (दी हुई) 
हिदायत ही वास्तविक हिदायत है । 
और हमें आदेश दिया गया है कि हम 
समस्त लोकों के रब्ब के आज्ञाकारी हो 
जाएँ ।72। 

और यह (कह दे) कि नमाज़ को क़ायम 
करो और उसका तक़वा अपनाओ और 
वही है जिसकी ओर तुम एकत्रित किए 
जाओगे ।73। 

और वही है जिसने आसमानों और धरती 
को सत्य के साथ पैदा किया और जिस 
दिन वह कहता है “हो जा. तो वह होने 
लगता है और हो कर रहता है । उसका 
कथन सच्चा है और उसी की बादशाही 
होगी जिस दिन बिगुल फूँका जाएगा । 
अदृश्य और दृश्य का ज्ञाता है और वह 
परम विवेकशील (और) सदा अवगत 
रहने वाला है ।74। 

और (याद कर) जब इब्राहीम ने अपने 
पिता आज़र से कहा, क्या आप मूर्तियों 
को उपास्य बना बैठे हैं ? निस्सन्देह मैं 


! || पारः 7 


Cag Cail 33a ss 
ARI 


| 5 ६८ | FS 559 2) Ys 
EB sl GIHEANES 


To COINS 


Sl Glog «३४3 


७८४०४ 


५ ' 


GH 39 2945 |9 Pe 


© | 9 ~ Dr 


~ 


95.०) 0 sil sss 
5 OBS Oss Fi 


BF NG CEN 


0S) 


~ 


FED Se NIE EN 


SSIS} AGL 


सूरः 6, अल-अनूआम 


आपको और आपकी जाति को खुली- 
खुली पथभ्रष्टता में पाता हूँ ।75। 

और इसी प्रकार हम इब्राहीम को 
आसमानों और धरती की बादशाहत 
(की वास्तविकता) दिखाते रहे ताकि 
वह (और अधिक) विश्वास करने वालों 
में से हो जाए ।76। 

अत: जब उस पर रात छा गई, उसने 
एक सितारे को देखा तो कहा, सम्भवत: 
यह मेरा रब्ब है फिर जब वह डूब गया 
तो कहने लगा, मैं डूबने वालों से प्रेम 
नहीं करता ।77। 

फिर जब उसने चन्द्रमा को चमकते हुए 
देखा तो कहा, सम्भवतः यह मेरा रब्ब 
है। फिर जब वह (भी) डूब गया तो 
उसने कहा यदि मेरे रब्ब ने मुझे हिदायत 
न दी होती तो मैं अवश्य पथभ्रष्ट लोगों 
में से हो जाता ।78। 

फिर जब उसने सूर्य को चमकता हुआ 
देखा तो कहा, सम्भवतः यह मेरा 
रब्ब है। यह (उन) सबसे बड़ा है । 


Ca HG SEES 
7 5 3) zy 7 « fz » | ४ 
(8०१5-२१ D2) 309 Cosel 


~ 50% 


OS 2० 


GUESSES 
Cl 35 8 O35 
EES V ECS HOE HC 


55658 3 RN ERIE 
SRLS SS 





* आयत संख्या 77 से 79 तक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी जाति के साथ एक 
शास्त्रार्थ का उल्लेख है जो यदा-कदा तीन दिन तक जारी रहा । हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 
अपनी जाति को झूठा साबित करने के लिए सितारों का उल्लेख किया कि तुम इनको उपास्य बनाते 
हो जबकि वे तो डूब जाते हैं । फिर इससे बढ़ कर चन्द्रमा का वर्णन किया कि तुम में से कुछ चन्द्रमा 
को उपास्य बनाते हैं जबकि वह भी डूब जाने वाली वस्तु है और अन्ततः सूर्य का वर्णन किया, 
क्योंकि उस जाति के बहुसंख्यक लोग सूर्य के उपासक थे । आपने कहा, यद्यपि यह बहुत बड़ा है 
और इसको तुम रब्ब मान कर इसका सम्मान करते हो । परन्तु देख लो यह भी डूब जाता है । अतः 
तुम्हारा अल्लाह के सिवा किसी अन्य को उपास्य बनाना केवल झूठ है । 
इस आयत के सम्बन्ध में इस युग में कई व्याख्याकार आश्चर्यजनक कहानी वर्णन करते हैं कि हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता ने उन को एक गुफा में कैद कर दिया था । जब वह वहाँ से बाहर 
निकले तो पहली बार सितारा देखा, फिर चन्द्रमा और फिर सूर्य को देखा और पहली बार उनको 
ज्ञात हुआ कि ये तीनों डूब जाने वाली वस्तुएँ हैं । परन्तु यह व्याख्या सही नहीं है । 


सूरः 6, अल-अनूआम 





अत: जब वह भी डूब गया तो उसने 
कहा, हे मेरी जाति ! निस्सन्देह मैं 
उस शिर्क से जो तुम करते हो, बहुत 
विरक्त हूँ ।79। 

मैं तो निश्चित रूप से अपने ध्यान को 
उसी की ओर सदा मायल रहते हुए फेर 
चुका हूँ, जिसने आसमानों और धरती 
को पैदा किया और मैं मुश्रिकों में से नहीं 
हूँ ।80। 

और उसकी जाति उससे झगड़ती रही । 
उसने कहा, क्या तुम अल्लाह के बारे में 
मुझ से झगड़ते हो जबकि वह मुझे 
हिदायत दे चुका है और मैं उन वस्तुओं 
(की हानि पहुँचाने) से बिल्कुल नहीं 
डरता जिन्हें तुम उसका साझीदार बना 
रहे हो । (मैं वही चाहता हूँ) जो कुछ 
मेरा रब्ब चाहे । जानकारी रखने की 
दृष्टि से मेरा रब्ब प्रत्येक वस्तु पर हावी 
है । अतः क्या तुम उपदेश ग्रहण नहीं 
करोगे ? ।8।। 

और मैं उससे कैसे डरूँ जिसे तुम 
(अल्लाह का) साझीदार बना रहे हो, 
जबकि तुम नहीं डरते कि तुम उनको 
अल्लाह के साझीदार ठहरा रहे हो 
जिनके पक्ष में उसने तुम पर कोई युक्ति 
नहीं उतारी । अत: यदि तुम कुछ ज्ञान 
रखते हो (तो बताओ कि) दोनों में से 
कौन सा गिरोह सलामती का अधिक 
हकदार है ।82। 

वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने 
अपने ईमान को किसी अत्याचार के 


सूरः 6, अल-अनूआम 


द्वारा संदिग्ध नहीं बनाया, यही वे लोग 
हैं जिन्हें शान्ति प्राप्त होगी और वे 
हिदायत प्राप्त हैं ।83। (रुकू [ङ ) 

यह हमारी युक्ति थी जो हमने इब्राहीम 
को उसकी जाति के विरुद्ध प्रदान की । 
हम जिसको चाहते हैं दर्जो में ऊँचा कर 
देते हैं । निस्सन्देह तेरा रब्ब परम 
विवेकशील (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।84। 

और उसको हमने इसहाक और याकूब 
प्रदान किए । सबको हमने हिदायत 
दी और उससे पूर्व नूह को हमने 
हिदायत दी थी और उसकी संतान में 
से दाऊद को और सुलैमान को और 
अय्यूब को और यूसुफ़ को और मूसा 
को और हारून को भी (हिदायत दी 
थी) । और इसी प्रकार हम उपकार 
करने वालों को प्रतिफल प्रदान किया 
करते हैं ।85। 

और ज़करिया और यहया और ईसा और 
इलियास (को भी हिदायत दी)। ये 
सबके सब सदाचारियों में से थे ।86। 
और इस्माईल को और अल्‌-यसअ को 
और यूनुस और लूत को भी । और इन 
सब को हमने समस्त जगत पर श्रेष्ठता 
प्रदान की ।87। 

और उनके पूर्वजों में से और उनके 
वंशजों में से और उनके भाइयों में से 
(भी कुछ को श्रेष्ठता प्रदान की) और 
उन्हें हमने चुन लिया और सीधी राह की 
ओर उन्हें हिदायत दी ।88। 


! |} पारः 7 


०9३ SAY «७! i gb) E 
OO sg 


i) AIG 


[esl Ute os 


a >> हक आह ञ FF छह 
Dl Cs 
LSE Re 


USS Ossie 


(>) Cre) 2+ 22 + 2% 
nels yes 


9-2 0 i > ~ 


Deer SY 
६9 Cola) 2 2४ 2] | 5:2४ 
3 527 77 5 Re | 5 | 5 


Es 44 2 


(८४.०४ uk tka ५७५ 


b 


fz 


we | > ~ 
(६७००० ०३०७८ 223 


~ | = | 9 ne 


8 2] e snes ioe 


(9) BO 2 
By SU 


Ze 


सूरः 6, अल-अनूआम 


[|| 





यह है अल्लाह की हिदायत, जिसके 
द्वारा वह अपने भक्तों में से जिसको 
चाहता है पथ प्रदर्शित करता है । और 
यदि वे शिर्क कर बैठते तो उनके वे कर्म 
नष्ट हो जाते जो वे करते रहे ।89। 

ये वे लोग थे जिनको हमने पुस्तक और 
तत्वज्ञान और नुबुव्वत प्रदान की । अतः 
यदि ये लोग उसका इनकार कर दें तो 
हम यह (मामला) ऐसे लोगों के सुपुर्द 
कर देंगे जो कदापि उसके इनकारी नहीं 
होंगे ।90। 

यही वे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने 
हिदायत दी । अतः उनकी (उस) 
हिदायत का अनुसरण कर (जो अल्लाह 
ही ने प्रदान की थी) । तू कह दे कि मैं 
तुम से इसका कोई प्रतिफल नहीं 
माँगता यह तो समस्त लोकों के लिए 
एक उपदेश है ।9। (रुकू+१) 

और उन्होंने अल्लाह का मान नहीं किया 
जैसा कि उसका मान होना चाहिए था, 
जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी 
मनुष्य पर कुछ भी नहीं उतारा । तू पूछ 
वह पुस्तक किसने उतारी थी जिसे रौशनी 
और हिदायत के रूप में मूसा लोगों के लिए 
लाया था । तुम उसे पन्ना पन्ना कर बैठे । 
(तुम) कुछ उसमें से प्रकट करते थे और 
बहुत कुछ छिपा जाते थे हलाँकि तुम्हें वह 
कुछ सिखाया गया था जो न तुम और न 
तुम्हारे पूर्वज जानते थे । कह दे, अल्लाह 
(ही मेरा सब कुछ है) फिर उन्हें अपनी 
लचर बातों में खेलते हए छोड़ दे ।92। 


पारः 7 

5274 2५ 52-६५0॥ As 
| हि ८ >> | 95० «| >5 oS 
SSIS 

ISSN 2४8 CoE 9] 
५३० ४: ५5: 5 Sls 


OO 5 ep oS ०० ७ ts 


GEN yi Fails} 

Gas si Bd 

DSRS 

(495 Cis 

& 22225 756 0 ; ६557४ 
De की 


is 2 SUN Sea 


७6५४९ e903 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और यह एक मंगलमय पुस्तक है जिसे 
हमने उतारा । (वह) उसकी पुष्टि 
करने वाली है जो उसके सामने है ताकि 
तू बस्तियों की जननी (मक्का) और 
उसके इर्द-गिर्द बसने वालों को सतर्क 
करे । और वे लोग जो परलोक पर 
ईमान रखते हैं वे इस (पुस्तक) पर 
ईमान लाते हैं और वे अपनी नमाज़ की 
सदा सुरक्षा करते हैं ।93। 

और उससे अधिक अत्याचारी कौन है 
जिसने अल्लाह पर झूठ घड़ा या कहा कि 
मेरी ओर वहइ की गई है जबकि उसकी 
ओर कुछ भी वहइ नहीं की गई । और जो 
यह कहे कि मैं वैसी ही वाणी उतारूँगा 
जैसी अल्लाह ने उतारी है । और काश ! 
तू देख सकता, जब अत्याचारी मृत्यु के 
आक्रमणों के घेरे में होंगे और फ़रिश्ते 
उनकी ओर अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे 
(और कह रहे होंगे कि) अपनी जानों को 
बाहर निकालो । आज के दिन तुम्हें घोर 
अपमानजनक अज़ाब उन बातों के 
कारण दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर 
अकारण कहा करते थे और उसके चिह्ढों 
से अहंकार पूर्वक बर्ताव करते थे ।94। 
और निस्सन्देह तुम हमारे पास अकेले- 
अकेले आ पहुँचे हो जैसा कि हमने तुम्हे 
पहली बार (अकेले-अकेले ही) पैदा 
किया था । और तुम अपनी पीठों के 
पीछे उन नेमतों को छोड़ आये हो जो 
हमने तुम्हें प्रदान की थीं । और (क्या 
कारण है कि) हम तुम्हारे साथ तुम्हारे 


|| पारः 7 


५ ट RE Z| 2 £! 4 lz 
(22-44 DS CRUE | से | >-+ १ 

5] CARE 7 577 727 > ड 
NB 5s} 


७7% {र 4 Fs ~ 2 हैई। ~ Gr 5 ~~ 
2:>99 ०9५३: ८४२४५ ७४८४३ 
5 wT ५ 5 us 7 5237 2% 2x 
FAD 45 ०83 ४2 9५३१२ 


(0 | 23 हय ® ( S 
~ २ 


aa 
~ जद जाओ जल os ois iT 
03-०२ sll =| 
kos 50 | 5 2 द 
CESS Io sls 
dS DRESS «४८ ४2 | “2८ i 
७७३ ००.०७ = त i 


ME AES Ee 6322 Fd Er 
GN 
£53 Ade ss 
£) > ss 99 AS | 


उडी, rz 


ट ~ €» 2 5 ई 


सूरः 6, अल-अनूआम 


उन सिफ़ारिश करने वालों को नहीं देख 
रहे जिन के बारे में तुम विचार करते थे 
कि वे तुम्हारे स्वार्थ की रक्षा करने में 
(अल्लाह के) समकक्ष हैं । तुम परस्पर 
पृथक हो चुके हो और तुम से वह खोया 
गया है जिसे तुम (अल्लाह का समकक्ष) 
समझा करते थे ।95। (रुकू नन) 
निस्सन्देह अल्लाह बीजों और गुठलियों का 
फाड़ने वाला है । वह जीवित को मृतक से 
निकालता है और मृतक को जीवित से 
निकालने वाला है । यह है तुम्हारा रब्ब । 
फिर तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो ।96। 
वह सुबहों को निकालने वाला है और 
उसने रात को स्थिर बनाया है । जबकि 
सूर्य और चन्द्रमा एक हिसाब के अनुसार 
परिक्रमणशील हैं । यह पूर्ण प्रभुत्व वाले 
(और) ज्ञान वाले का (जारी किया 
हुआ) विधान है” ।97। 

और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे 
बनाए ताकि तुम उनके द्वारा स्थल और 
जल के अन्धकारों में हिदायत (अर्थात 
रास्ता) पा जाओ । हमने निश्चित रूप 
से उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते हैं 
चिह्णों को खूब खोल-खोल कर वर्णन 
कर दिया है ।98। 

और वही है जिसने तुम्हें एक जान से उत्पन्न 
किया । फिर अस्थायी ठहरने का स्थान और 
स्थायी सुरक्षा का स्थान (बनाया) । 


! || पारः 7 


Fe 2506 अ 457527 Ci ह A 
* 
८) Pl So) OFA oS 5 aa 
Z Zz i726 yer bi,z 


hd 

ht (७०3 2< 427 CSI है 7% 

Eye (०० ->) | थी 

) £ sar MC 5 कर कदर ३८7 
०0% 5 ७ ~ 


<r 


x 2० 


ES ७%॥5०5०0$७४:॥ ४ | 
ETHER 

CEES] 
CEL Es (६4) 2५ 


BENS ७/ 5 
दर (६.28 54+ a z Fx a Ge रः (५ 
Lai als 3 ७५ 

~ oa 7» Fn अर 
Gye DY) oY 


i हट 


~ |G २६4५ ७ रट 3 





* यहाँ सूर्य, चन्द्रमा के परिक्रमण के मुक़ाबले पर धरती के बदले रात के लिए साकिन (स्थिर) शब्द 
प्रयुक्त किया गया है । क्योंकि उस युग के लोग धरती को स्थिर ही समझते थे । रात्रि के लिए अरबी 
में प्रयुक्त सकनन्‌ शब्द में यह अर्थ भी है कि वह संतोष प्राप्ति का साधन है । 


सूरः 6, अल-अनूआम 


निस्सन्देह हमने चिह्लों को उन लोगों के लिए 
ख़ूब खोल-खोल कर वर्णन कर दिया है जो 
समझदारी से काम लेते हैं ।99। 

और वही है जिसने आकाश से पानी 
उतारा । फिर हमने उससे प्रत्येक प्रकार 
का अंकुर पैदा किया । फिर हमने उसमें से 
एक हरियाली निकाली जिसमें से हम 
परत दर परत बीज निकालते हैं । और 
खजूर के वृक्षों में से भी उनके गुच्छों से 
भरपूर झुके हए तह ब तह फल और इसी 
प्रकार अंगूरों के बाग़ और ज़ैतून और 
अनार एक दूसरे से मिलते जुलते को भी 
और न मिलते जुलते को भी (पैदा 
किया)। उनके फलों की और जब वह 
फल दें और उनके पकने की ओर ध्यान से 
देखो । निस्सन्देह उन सब में ईमान लाने 
वाले लोगों के लिए बड़े चिह्न हैं ।॥00। 
और उन्होंने जिन्नों को अल्लाह के 
साझीदार बना लिया है जबकि उसी ने 
उन्हें पैदा किया है । और उन्होंने बिना 
किसी ज्ञान के उसके लिए बेटे और 
बेटियाँ गढ़ लिए हैं । वह पवित्र है और 
उससे बहुत ऊँचा है जो वे वर्णन करते 
हैं ।0। (रुकू +८ ) 

वह आसमानों और धरती को 
अनस्तित्वता से पैदा करने वाला है । 
उसकी कोई संतान कहाँ से हो गई 
जबकि उसकी कोई पत्नी ही नहीं । और 
उसने प्रत्येक वस्तु को पैदा किया है । 
और वह प्रत्येक वस्तु का भली-भाँति 
ज्ञान रखता है ।।02। 


bi > Le |] 
2% NER Did दँ 3०८ | 
he Ho SC 4 


05० 6 25000 83 


IE ५20५४ (5 ८. ~ CS हि 


on lo ede 


30) 93 Unb RS 


Coss HDCT AE 
b थ 72% #रु Ce (2 हर ~ 
geet CNC सकी 288, 


Ao les 


2582 ~ ठ jE ~ है] Figs ~~~ 
4 OS Z ee 


Pe 


| | et 


७ 0 9०.22 os (३४ ३१००:- 


< A] eS Ys Cn i 
le Mole ios fas 


N 


IRN FN 


सूरः 6, अल-अनूआम 


यह है अल्लाह तुम्हारा रब्ब । उसके 
सिवा कोई उपास्य नहीं, प्रत्येक वस्तु 
का सृष्टिकर्ता है । अतः उसी की 
उपासना करो और वह हर चीज़ पर 
निरीक्षक है ।03। 

आँखें उसको नहीं पा सकतीं, हाँ वह 
स्वयं आँखों तक पहुँचता है । और वह 
बहुत सूक्ष्मदर्शी और सदा अवगत रहने 
वाला है ॥04।* 

निस्सन्देह तुम तक तुम्हारे रब्ब की ओर 
से बहुत सी ज्ञानपरक बातें पहुँच चुकी 
हैं । अतः जो ज्ञान प्राप्त करे तो स्वयं 
अपने लिए ही करेगा और जो अंधा रहे 
तो स्वयं अपने विरुद्ध ही अंधा रहेगा और 
मैं तुम पर निरीक्षक नहीं हूँ ।।05। 

और इसी प्रकार हम चिह्णों को फेर-फेर 
कर वर्णन करते हैं ताकि वे कह उठें कि 
तूने ख़ूब सीखा और खूब सिखाया । और 
ताकि हम ज्ञानी लोगों पर इस (विषय) 
को ख़ूब स्पष्ट कर दें ।06। 

तू उसका अनुसरण कर जो तेरे रब्ब की 
ओर से तेरी ओर वहइ किया गया है । 
उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं और 
शिर्क करने वालों से मुँह फेर ले ।07। 
और यदि अल्लाह चाहता तो वे शिर्क 
न करते और हमने तुझे उन पर रक्षक 
नहीं बनाया और न ही तू उन पर 


ट, र रु 4 | 5 
जल दे >> 2% 6) be 
uke 9 E 54४ 05 र 


\ 
६- 
न 
| 
\ 
Le— 


SS 2525 35४।३<. ५5४ 
BEN 585 SSN 


L i Z 2727 ESTE RE हआ 
2७४ (of ४3 ६-७ ya] 


Shy ० ८66 5 
si ss pS NS 
SO p55 


WY Biss UE) 
(9 OS fs i | EUS } 


\ 


> | 9 28 Y | 


zz ~ 
| f ८ न 9 
डा 
(० 255. Ce का el > | ~ 
~ >° 


5022 ize ~ L Es iG 
Me Gs lsd 
pes >> a 8 [Ee ~ ट 





* जन साधारण समझते हैं कि नज़र आँख की पुतली से निकल कर दूर की वस्तुओं को देखती है। 
हालाँकि इस आयत में इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है और बताया गया है कि रौशनी स्वयं 
आँख तक पहुँचती है । और यही विषयवस्तु अल्लाह तआला के बारे में ज्ञान रखने वालों के लिए सत्य 
सिद्ध होती है । किसी को सामर्थ्य प्राप्त नहीं कि वह स्वयं अल्लाह तआला को अपने दिल की आँख से 
भी देख सके । हाँ अल्लाह तआला जब स्वयं चाहे तो अपने नेक भक्तों पर प्रकट होता है । 


सूरः 6, अल-अन्‌आम 
निगरान है ।।08। 


और तुम उन को गालियाँ न दो जिनको 
वे अल्लाह के सिवा पुकारते हैं । अन्यथा 
वे शत्रुता करते हुए अज्ञानता के कारण 
अल्लाह को गालियाँ देंगे । इसी प्रकार 
हमने प्रत्येक जाति को उनके कर्म सुन्दर 
बना कर दिखाए हैं । फिर उनको अपने 
रब्ब की ओर लौट कर जाना है। तब वह 
उन्हें उससे सूचित करेगा जो वे किया 
करते थे ।।09|* 
और वे अल्लाह की पक्की क्रसमें खा 
कर कहते हैं कि यदि उनके पास एक 
भी चिहण आ जाए तो वे उस पर 
अवश्य ईमान ले आएँगे । तू कह दे 
कि प्रत्येक प्रकार के चिह्न अल्लाह के 
पास हैं परन्तु तुम्हें क्या समझाया जाये 
कि जब वे (चिह्न) आते हैं, वे ईमान 
नहीं लाते ।।।0| 
और हम उनके दिलों को और उनकी 
नज्रों को उलट-पुलट कर देते हैं, जैसे वे 
पहली बार इस (रसूल) पर ईमान नहीं 
लाए थे और हम उन्हें उनकी उदइण्डताओं 
में भटकता छोड़ देते हैं ।।।। 

(रुकू) 


पारः 7 


a) Os 9 Oss 2 Ey ox Ys 
WIS ~ ० ES 40॥ 2६:28 


० EA 


~ 


SEE) 


SOLS SEL 


AIA IAN 5 


> 


EA AST 5६ ५0५ | $:2.:3 

७) CoS Hae 
SIT Sai 6 salle EN 
£ 


bd 


69 Z 2% 2 > 
OLY 


se loos lis 
3 282.“ 550s Dl 9५ ४ 
) Y जला ed 


है. (0) 0१७०४ ~) Cas 


‘१ 





: इस आयत में महानतम न्याय की शिक्षा दी गई है कि अपने विरोधियों के झूठे उपास्यों को भी 
गालियाँ न दो क्योंकि तुम तो उन्हें झूठा जानते हो परन्तु वे नहीं जानते । इस लिये यदि उत्तर में 
उन्होंने अपनी अज्ञानतावश अल्लाह को गालियाँ दीं तो तुम ज़िम्मेदार होगे । फिर यह निश्चित 
नियम वर्णन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना ईमान ही अच्छा दिखाई देता है । अल्लाह तआला 
क़यामत के दिन निर्णय करेगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा । परन्तु क़यामत से पूर्व भी इस 
संसार में यह निर्णय हो जाता है, केवल झूठों को इसका पता नहीं लगता । 


सूरः 6, अल-अनूआम 


! | पारः 8 


और यदि हमने उनकी ओर फ़रिश्तों २ ८ 


बातचीत करते और हम उनके समक्ष 
समस्त वस्तुओं को एकत्रित कर देते 
तब भी वे ऐसे न थे कि ईमान ले 
आते, सिवाय इसके कि अल्लाह 
चाहता । परन्तु उनमें से अधिकतर 
अज्ञानता प्रकट करते हैं ।।।2। 

और इसी प्रकार हमने प्रत्येक नबी के 
लिए जिन्न और मनुष्य रूपी शैतानों को 
शत्रु बना दिया । उनमें से कुछ, कुछ 
अन्य की ओर चापलूसी की बातें धोखा 
देते हए वहइ करते हैं । और यदि तेरा 
रब्ब चाहता तो वे ऐसा न करते । अतः 
तू उनको छोड़ दे और उसे भी जो वे झूठ 
गढ़ते हैं ।]3। 

ताकि उनके दिल जो परलोक पर ईमान 
नहीं लाते इस (धोखे की) ओर 
आकर्षित हो जाएँ और वे उसे पसन्द 
करने लगें और (कुकर्म) करते रहें जो वे 
करते ही रहते हैं ।।।4| 

क्या मैं अल्लाह के सिवा अन्य को 
न्यायकर्ता बनाना पसन्द कर लूँ । 
हालाँकि वह (अल्लाह) ही है जिसने 
तुम्हारी ओर एक ऐसी पुस्तक उतारी है 
जिसमें समस्त विवरण उल्लेख कर दिए 
गये है । और वे लोग जिनको हमने 
पुस्तक दी जानते हैं कि यह तेरे रब्ब की 
ओर से सत्य के साथ उतारी गई है । 
अतः तू कदापि संदेह करने वालों में से न 
बन ।।75| 


Dg CER x i {५ 535 ~ 
को उतारा होता और उनसे मुर्दे £ 2-0 oe OS 200 6. 


~ 
६ "ट ile 57 Ie g&7 7 4 ~| pe sip 
ese २०४० 9S ही 
कमर Pe 


NDERN | | 2 5८५८६ 
ES Shs fl SEX 


कक ~. 


D 4 27 | 
69 ल्क Burs 27 22 ge ह | 253 ले 
OO erg _>० SN) 9 


३० 


NY 
t 


हि 


८६3० ० ४ 6] हे | 25.2 
CRETE 2 02 6६ 
DLAI HY 
5 55 222% ei CR 
5; 5 » ३ 335 +2 5) 


io 2238२7 [eS > 55% ne ~ [i 
OOF Ls «७ )-७४ [७ 


2 ~ ६8 र्र ३7 ह a) 
OH SYD ios 
CIS | ts ई ) 5.) ~ XS Er SR | 2 
~ [a |9 7) 9 292) 9 22५ ७ 
७9८ शई ८३ 

६ C) 
(9 97a 


६२45 «४ ०« ४ च Lo इज diese 

Os | LS ss $ Res ~ | ५७५ ss 

I> ~ 2 5 z+ 7 NS ~ | 2 [ 

oe) Crs aN SSC) 
2 


७ ६८7 ५४ -/॥ Gloss Ra ४ नस 

SO PASO slg) 
~ 2? og 395 JG Es 
© CR 2५०० | Soi Ys 3 \ 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और तेरे रब्ब की बात सच्चाई और न्याय 
की दृष्टि से पूर्णता को पहुँची । कोई 
उसके वाक्यों को परिवर्तित करने वाला 
नहीं और वह बहुत सुनने वाला (और) 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।।।6| 

और यदि तू धरती वासियों में से 
अधिकतर का आज्ञापालन करे तो वे तुझे 
अल्लाह के पथ से भटका देंगे । वे तो 
भ्रम के अतिरिक्त किसी बात का 
अनुसरण नहीं करते और वे तो केवल 
अटकल पच्चू से काम लेते हैं ।।।7। 
निस्सन्देह तेरा रब्ब सबसे अधिक उसे 
जानता है जो उसके पथ से भटक गया है 
और वह हिदायत पाने वालों को भी 
सबसे अधिक जानता है ।।।8। 

अतः यदि तुम उसकी आयतों पर ईमान 
लाने वाले हो तो उसी में से खाओ जिस 
पर अल्लाह का नाम लिया गया हो ।।।9। 
और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम उसमें से 
न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम 
लिया गया हो जबकि वह तुम्हारे लिए 
विस्तारपूर्वक वर्णन कर चुका है जो 
उसने तुम पर हराम किया है । सिवाय 
इसके कि तुम (असहनीय भूख से) 
उसकी ओर (आकर्षित होने पर) विवश 
कर दिए गए हो । और निस्सन्देह बहुत 
से ऐसे हैं जो बिना किसी ज्ञान के केवल 
निजी लालसाओं से (लोगों को) 
पथभ्रष्ट करते हैं । निस्सन्देह तेरा रब्ब 
सीमा से बढ़ने वालों को सबसे अधिक 
जानता है ।।20। 


!}] 


पारः 8 
bio i ७ CIE 258 2 Gz 
५४०८३ BLS ८8:०५ 


OES LAA 


ad 


र ~ ERE | so 
oR AE 30) 
ORK ४ Sls a 


नी 
ar 


> Ft ¢ 5{ ~ + ks ।5 4 
| 422 40 sal sss als 
|] ES i Ee 5.० हज र। fs Fo 2 
alsa ENSS Gs 
Le किट iz (५ i Ore RR Rl 
~ > [५ a) CaS “994 
US RT + FO 5 > si ¢ 
ES Sls A 253s) 
gis Es द 5 Neo Sl जा 
०) Hein rg) BL < १५८८ 
CIGNA MSS 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और तुम पाप के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
(दोनों रूप) को छोड़ दो । निस्सन्देह वे 
लोग जो पाप अर्जित करते हैं उन्हें 
अवश्य उसका प्रतिफल दिया जाएगा जो 
(कुकर्म) वे करते थे ।।2।। 

और उसमें से न खाओ जिस पर अल्लाह 
का नाम न लिया गया हो । निस्सन्देह 
वह अपवित्र है और निश्चित रूप से 
शैतान अपने मित्रों की ओर वहइ करते 
हैं ताकि वे तुमसे झगड़ा करें | और यदि 
तुम उनका आज्ञापालन करोगे तो तुम 
अवश्य मुश्रिक हो जाओगे ।22। 

(रुकू प) 
और क्या वह जो मुर्दा था फिर हमने उसे 
जीवित किया और हमने उसके लिए वह 
नूर बनाया जिसके द्वारा वह लोगों के 
बीच फिरता है, उस व्यक्ति की भाँति 
हो सकता है जिसका उदाहरण यह है कि 
वह अन्धकारों में पड़ा हुआ हो (और) 
उनसे कभी निकलने वाला न हो । इसी 
प्रकार काफ़िरों के लिए वह कर्म सुन्दर 
करके दिखाया जाता है, जो वे किया 
करते थे ।23। 
और इसी प्रकार हमने प्रत्येक बस्ती में 
उसके अपराधियों के मुखिया बनाए कि 
वे उसमें छल और कपट करते रहें । 
और वे अपनी जानों के अतिरिक्त 
किसी से छल नहीं करते और वे समझ 
नहीं रखते ।24| 
और जब उन के पास कोई चिह्न आता है 
वे कहते हैं हम कदापि ईमान नहीं लाएंगे 


!} पारः 8 


0) 49५5 SH SB 335 
CRE) ES ८४४ 

७८३ SE 
Esai 2890५ 
SPACER et LE 
Cols rei 3 


) ल्ह 


EOE pil 


नी 


£ 


BSS SEES 
GIESSEN Bo 
४2४ ४5८ 2५२ ४२२०४ 

® ४८5 FcR) 


~ ~ ५ + Ged 9 | 3 
FYE OCI, 
2 FS Zz Es Es i > 5 
CESS IIIS VIE 
OFA se BY 


५ रद 
हक 5 कहा 5 


FSR ELE 


सूरः 6, अल-अनूआम 


११ |) 


पारः 8 





जब तक कि हमें वैसा ही (चिह्े) न है 


है 


दिया जाए जैसा (पहले) अल्लाह के ६ 
रसूलों को दिया गया था । अल्लाह सबसे 
अधिक जानता है कि अपने रसूल का 
चयन कहाँ से करे । जो लोग अपराध 
करते हैं निस्सन्देह अल्लाह के समक्ष उन्हें 
उनके छल कपट के कारण अपमान और 
एक कठोर अज़ाब भी पहुँचेगा ।।25। 
अतः जिसे अल्लाह चाहे कि उसे 
हिदायत दे उसका सीना इस्लाम के 
लिए खोल देता है । और जिसे चाहे कि 
उसे पथभ्रष्ट ठहराए उसका सीना तंग, 
घुटा हुआ कर देता है, मानो वह ज़ोर 
लगाते हुए आकाश (की ऊँचाई) की 
ओर चढ़ रहा हो । इसी प्रकार अल्लाह 
उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते 
अपवित्रता डाल देता है ।।26। 

और यही तेरे रब्ब का सीधा रास्ता है । 
निस्सन्देह हम उन लोगों के लिए जो 
उपदेश ग्रहण करते हैं, आयतों को 
भली-भाँति खोल खोल कर वर्णन कर 
रहे हैं ।27| 

उनके लिए उनके रब्ब के पास शान्ति 
का घर है । और वह उन (पुण्य) कर्मो 
के कारण जो वे किया करते थे उनका 
मित्र हो गया है ।।28। 

और (याद रख) उस दिन जब वह उन 
सब को एकत्रित करेगा (और कहेगा) हे 
जिन्नों के समूह ! तुमने जन-साधारण 
का शोषण किया । और जन-साधारण 
में से उनके मित्र कहेंगे, हे हमारे रब्ब ! 


TE CT SE 0-४ Oe (5 नरम (55 हे ड 
ll Gs des 
हे > 25५5] [he है ८ अर 
Ol os 4४ SS 
e कक ° ~ + ०% ° 
fF 


~ 


० 


od 
32 2 


3 Be Ug bee 


BOISE ५ 


% 5 दल CG |e रू 
(3 ०७०८०) [3 = > _»> 


ना 


ना 
ei hz s5 rz 
2 0) 


JEEPS SN 
809५४ Yc 5 | 


2 
(2५9 


ट 7 हक लि अल A है 7 
29.\9 ४-5 ०७५) > Ug 3 


७5७55 DY | 


Fi 2 कट 7 जो नी के जानी 


| 5 ~ Fe x 
KEES Se ol | 


OSE, 
bn lle ee रह 


SELENE CME 
Es 3 


सूरः 6, अल-अन्‌आम 5 पारः 8 





हम में से कुछ ने कुछ दूसरों से लाभ HEE TUL Sgr a 
उठाया और हम अपनी इस निर्धारित है 

घड़ी तक आ पहुँचे जो तूने हमारे लिए») (६ IEE 
निश्चित की थी । वह कहेगा, तुम्हारा OLE Ts 3B NEG 


ठिकाना आग है (तुम) उसमें लम्बे 
समय तक रहने वाले होगे, सिवाय 
उसके जो अल्लाह चाहे । निस्सन्देह तेरा 
रब्ब परम विवेकशील (और) स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।।29। 

और इसी प्रकार हम कुछ अत्याचारियों Wo Rt | 

को कुछ पर उनकी उस कमाई के ,. ह JG बा कक 
कारण जो वे करते हैं प्रभुत्व प्रदान कर ६ OSHS SE 
देते हैं ।[30। (रुकू) 

हे जिन्नों और जन साधारण के समूहो ! < :5 ५; क Fe 
क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं = A है 
आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयतें वर्ण (४25५ <°) %०5 >) 
किया करते थे और तुम्हें तुम्हारी इस CESS 

दिन की भेंट से सतर्क किया करते थे ? SS ५-५ ४६४ 33 

तो वे कहेंगे कि (हाँ) हम अपनी ही (११5 (॥2 ४६ ECF SONOS. 
जानों के विरुद्ध गवाही देते हैं । और उन्हें SS 0 के 
संसार के जीवन ने धोखा में डाल दिया 0८2२)-5 | 62-6] 2k | gs 
था और वे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देंगे 

कि वे इनकार करने वाले थे*।।3]। 

यह इस लिए (होगा) कि अल्लाह iS 55:5 sais 
किसी बस्ती को अत्याचार पूर्वक तबाह F ss Ti, 
नहीं करता जब कि उसके निवासी 80 HF 3 


बेखबर हों ।32। 

 मअशरल्‌ जिन्न शब्द से तात्पर्य मनुष्य से भिन्न कोई सृष्टि नहीं है बल्कि जिन्न और इनूस शब्द 
बड़े लोगों अथवा बड़ी जातियों और छोटे लोगों और छोटी जातियों की ओर संकेत करते हैं । यदि 
यह भावार्थ ठीक नहीं है तो फिर जिन्नों की ओर जो रसूल, जिन्नों में से आते थे उनकी बात मानने 
पर उनको स्वर्ग का शुभ-समाचार क्यों न दिया गया । कुरआन की किसी आयत अथवा किसी हदीस 
में स्वर्ग में जिन्नों की उपस्थिति का कोई विवरण नहीं मिलता । 


> 





सूरः 6, अल-अनूआम 


और सबके लिए जो उन्होंने कर्म किए 
उनके अनुसार दर्ज हैं और तेरा रब्ब 
उससे बे खबर नहीं जो वे किया करते 
हैं ।।33| 

और तेरा रब्ब निस्पृह और दयावान है। 
यदि वह चाहे तो तुम्हें ले जाए और 
तुम्हारे बाद जिसे चाहे उत्तराधिकारी 
बना दे । जिस प्रकार उसने तुम्हें भी 
एक दूसरी जाति के वंश से उत्पन्न 
किया था ।।34| 

जिससे तुम्हें डराया जाता है निश्चित 
रूप से वह आकर रहेगा और तुम कदापि 
(हमें) विवश नहीं कर सकते ।35। 

तू कह दे हे मेरी जाति ! तुम अपनी 
जगह जो करना है करते फिरो, मैं भी 
करता रहुँगा । अतः तुम अवश्य जान 
लोगे कि घर का (सर्वोत्तम) परिणाम 
किसके पक्ष में होता है । निस्सन्देह 
अत्याचार करने वाले कभी सफल नहीं 
होते ।।36। 

और उन्होंने अल्लाह के लिए उसमें से 
जो उसी ने खेतियों और पशुओं में से 
पैदा किया, बस एक भाग निर्धारित 
कर रखा है । और वे अपनी धारणा के 
अनुसार कहते हैं, यह अल्लाह के लिए 
है और यह हमारे उपास्यों के लिए है । 
अतः जो उनके उपास्यों के लिए है वह 
तो अल्लाह को नहीं पहुँचता । हाँ जो 
अल्लाह का है वह उनके उपास्यों को 
मिल जाता है । क्या ही बुरा है, जो वे 
निर्णय करते हैं ।।37| 


कि पारः 8 


BTR NE 
CHUTE 


(89 AES 


ढक 
कक 


HR SCANT 
Jods Oss se 
७6509 GENE NB 


PGS EGE SS 
०5 aged 50० | 2048 CS 
४५ Ig CS 
(5 EHO ८5 His 

OFS gE) 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और इसी प्रकार मुश्रिकों में से एक बड़ी 
संख्या को उनके (कल्पित) उपास्यों ने 
उनकी संतान की हत्या करना सुन्दर 
बना कर दिखाया ताकि वे उन्हें बर्बाद 
करें और उन का धर्म उन पर संदिग्ध 
कर दें | और यदि अल्लाह चाहता तो वे 
ऐसा न करते । अतः उन्हें अपनी 
अवस्था पर छोड़ दे और उसे भी जो वे 
झूठ गढ़ते हैं ।38। 

और वे अपनी सोच के अनुसार कहते हैं, 
ये मवेशी और खेतियाँ निषिद्ध हैं । 
(अर्थात्‌) उन्हें केवल वही खाये जिसके 
बारे में हम चाहें । और इसी प्रकार ऐसे 
चौपाय हैं जिनकी पीठे (सवारी के 
लिए) हराम कर दी गई और ऐसे चौपाय 
भी जिन पर वे अल्लाह पर झूठ गढ़ते 
हुए उस का नाम नहीं पढ़ते । वह उन्हें 
अवश्य उसका दंड देगा जो वे झूठ गढ़ते 
हैं ।।39| 

और वे कहते हैं जो कुछ इन चौपायों के 
पेटों में है यह केवल हमारे पुरुषों के लिए 
विशिष्ट है और हमारी पत्नियों पर 
हराम किया गया है । हाँ यदि वह मुर्दा 
हो तो उस (के लाभ) में वे सब 
सम्मिलित हैं । अतः वह उन्हें उनके 
(इस) कथन का अवश्य दंड देगा । 
निस्सन्देह वह परम विवेकशील (और) 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।।40| 
निस्सन्देह बहुत हानि उठाई उन लोगों ने 
जिन्होंने मूर्खता से बिना किसी ज्ञान के 
आधार पर अपनी संतान का वध कर 


! ( पारः 8 


FE TEES 55 ४५४ «92४४0: 
WA eagles 
CIEE ESA 


RELIES ERE 
4:53 ६८५0 055K 
FESS > हद: 

i ८१ , 3०8 3 5 [ 
DoE OT SINE 
he 6,34 42५5 
58 ROS Bl 
sso hr AEs 


© grads 2 | ~ > र 


~ ~ 


हम का 


>> ०.2 


+S 


CEL AsV SRN 5 5 


4 3455 Gln le a) 


सूरः 6, अल-अनूआम 


!}] पारः 8 





दिया और उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ते 
हए उसको हराम घोषित कर दिया जो 


अल्लाह ने उनको जीविका प्रदान की (९ & 


थी। निस्सन्देह ये लोग पथभ्रष्ट हुए और 
हिदायत पाने वाले न हुए ।।4]| 

(रुकू ->) 
और वही है जिसने ऐसे बागान उगाए 
जो सहारों के द्वारा उठाये जाते हैं और 
ऐसे भी जो सहारों के द्वारा उठाये नहीं 
जाते, और खजूर और फसलें जिनके फल 
भिन्न-भिन्न हैं, और ज़ैतून तथा अनार 
परस्पर एक मेल के हैं और बेमेल भी हैं । 
जब वह फलें तो उनके फल में से खाया 
करो और उसको फसल प्राप्ति के दिन 
उसका हक़ अदा किया करो और 
अपव्यय से काम न लो । निस्सन्देह वह 
अपव्यय करने वालों को पसन्द नहीं 
करता ।।42| 
और चौपायों में से भार उठाने वाले और 
सवारी ढ़ोने वाले (पैदा किए) । उसमें से 
खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें जीविका 
प्रदान की है और शैतान के पद्चिह्नों का 
अनुसरण न करो । निस्सन्देह वह 
तुम्हारा खुला-खुला शत्रु है ।43। 
(अल्लाह ने) आठ जोड़े बनाए हैं । भेड़ों 
में से दो और बकरियों में से दो । तू पूछ, 
कया (उनमें से) दो नर उस (अल्लाह) ने 
हराम किए हैं अथवा दो मादाएँ, या वह 
जिन पर आधारित उन दो मादाओं का 
गर्भ है ? मुझे किसी ज्ञान के आधार पर 
बताओ, यदि तुम सच्चे हो ।।44। 


० KE 7 ps 4 2 ~ क Ta 
(95805 SLES SKEET 
5 नी 


द RZ 


| 254 i 
२5४3 ७० iS 5 Soil २४३ 


EDSON $ iI ES 
28 HES Z2 


doles Mellie 
gles do 5 2 


~ 
7 77 | 


| 9 >) 


FR 
> 


€) ~ 2 gee w 2 
OR sl NY) (9.० 


ne —— 


Ys ०2०4 fg 4६४ | 


३५ 


t 


SEX2Rz 


990 3g YI 
sb Fe 5) bes 


ह RR 


y faz पड एक ~ 
SONOS 45) “a 


नी 


S23 OSs १) CE 
ISR EY] 


CIA 


A NE SEG yl 


नी 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और ऊँटों में से भी दो और गाय बैल में 
से भी दो हैं । पूछ कि क्‍या दो नर उसने 
हराम किए हैं अथवा दो मादाएँ अथवा 
वह जिन पर उन दो मादाओं के गर्भ 
आधारित हैं ? क्‍या तुम उस समय 
उपस्थित थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसकी 
ताकीद की थी ? अत: उससे अधिक 
अत्याचारी कौन हो सकता है जो 
अल्लाह पर झूठ गढ़े ताकि बिना किसी 
ज्ञान के लोगों को पथभ्रष्ट कर दे । 
निस्सन्देह अल्लाह अत्याचार करने वाले 
लोगों को हिदायत नहीं देता ।।45| 
(रुकू 7) 
तू कह दे कि मैं उस वहइ में जो मेरी ओर 
की गई है किसी खाने वाले पर वह 
भोजन हराम घोषित किया हुआ नहीं 
पाता जो वह खाता है । सिवाय इसके 
कि मुरदार हो अथवा बहाया हुआ ख़ून 
अथवा सूअर का माँस । अतः वह तो हर 
हाल में अपवित्र है । अथवा ऐसी भ्रष्ट 
चीज़ जो अल्लाह के सिवा किसी और के 
नाम पर ज़िबह की गई हो । परन्तु जो 
भूख से विवश कर दिया गया हो जबकि 
वह इच्छा न रखता हो और न ही सीमा 
का उल्लंघन करने वाला हो तो 
निस्सन्देह तेरा रब्ब बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार बार दया करने वाला 
है ।46| 
जो यहूदी हुए उन लोगों पर हमने प्रत्येक 
नाख़ुन वाला पशु हराम कर दिया था 
और गायों में से और भेड़ बकरियों में से 


{| पारः 8 


i + ०7% i) ~ ~ 278 £» 7 
BUSA NEUE ७१७५ 
~2R 2 Cd Cr Zz 5, पे ¢ ~= 
SYNE C25 


Cid 


है! yl pies dE Ss) 
es ASS NEV si 


+ 


De 


५6 8४% ४8 05 ४-3 ई 025५ 
FON EGE 22 


Z 


४४-57 2 


(9 o> -> 59) D9 | £ 


ibs | 3) FENG UBC 
gle EE AN 3225 


सूरः 6, अल-अनूआम 


उनकी चर्बियाँ उन पर हराम कर दी थीं। 
सिवाय इसके जो उनकी रीढ़ की हड्डी पर 
चढ़ी हुई हो अथवा अंतड़ियों के साथ 
लगी हो अथवा हड्डी के साथ मिली 
जुली हो । हमने उन्हें उनके विद्रोह का 
यह प्रतिफल दिया और हम निस्सन्देह 
सच्चे हैं ।।47| 

अतः यदि वे तुझे झुठला दें तो कह दे कि 
तुम्हारा रब्ब बहुत अपार कृपाशील है 
जबकि उसका अज़ाब अपराधी लोगों से 
टाला नहीं जा सकता ।48। 

और वे लोग जिन्होंने शिर्क किया वे 
अवश्य कहेंगे, यदि अल्लाह चाहता तो 
हम शिर्क न करते और न हमारे पूर्वज 
और न ही हम किसी चीज़ को हराम 
ठहराते । इसी प्रकार उन लोगों ने भी 
झुठलाया था जो उनसे पहले थे यहाँ 
तक कि उन्होंने हमारे अज़ाब को चख 
लिया। तू पूछ कि क्या तुम्हारे पास कोई 
ज्ञान है तो उसे हमारे सामने निकालो 
तो सही । तुम तो भ्रम के अतिरिक्त 
और किसी चीज़ का अनुसरण नहीं करते 
और तुम तो केवल अटकल पच्चू करते 
हो*।।49| 

तू कह दे कि पूर्णता को प्राप्त युक्ति तो 
अल्लाह ही की है । अतः यदि वह 


EE पारः 8 


2 


Calls OS Ce 
|] > BA > अता i रा 
sb BESIG SG 


न 


2. > 5522) हर ६ ० > 2 5 > 
OO HLASS sens oer 


EE ERE 


~ 


5} ho ~ 7 te ~ | 
(०) _ 4-५ 3५2 ४५ Aa 
Ci] 
T है] el 5 Fr rt हा 0 
GA Ss PMN Os 
> Fo Bes [es DEE 
2 ५७ Ys 3 LG | 33 २ ~ | 
Fe) 5% 5 ना fi ~ RT Zs > & 
Cs ISAS Eis 
> ७ SE Us CEN BA ॥# > % ~ 
Maman Das ede 
Moa Cie se 


RSA 5 


0755S ISTO 5H 


DT 2 


A Ls, FE बह F< Es | + 23 
£ 2७ A ABN 409 (8 





इस आयत में पहले तो यह सैद्धांतिक प्रश्‍न उठाया गया है कि यह कहना कि यदि अल्लाह तआला 
हमें शिर्क की अनुमति न देता तो हम शिर्क न करते और न हमारे बाप-दादा ऐसा करते । बाप-दादा 
के वर्णन के साथ ही यह समस्या हल हो जाती है कि वे बाप-दादों का अनुसरण कर रहे हैं । अन्यथा 
अल्लाह तआला ने शिर्क की कोई शिक्षा नहीं दी । इसके तुरन्त बाद कहा कि यदि शिर्क से 
सम्बन्धित तुम्हारे पास कोई ईश्वरीय पुस्तक है जिसमें इसका वर्णन मिलता हो तो लाकर दिखाओ । 


सूरः 6, अल-अनूआम 


चाहता तो तुम सब को अवश्य हिदायत 
दे देता ।50| 

तू कह दे, तुम अपने उन गवाहों को 
बुलाओ तो सही जो यह गवाही देते हैं 
कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम कर 
दिया है । अतः यदि वे गवाही दें तो तू 
कदापि उनके साथ गवाही न दे और 
उन लोगों की इच्छाओं का अनुसरण न 
कर जिन्होंने हमारे चिह्लों को झुठलाया 
और जो परलोक पर ईमान नहीं लाते 
और वे अपने रब्ब का साझीदार ठहराते 
हैं ।5।। (रुकू) 

तू कह दे, आओ मैं पढ़कर सुनाऊँ जो 
तुम्हारे रब्ब ने तुम पर हराम कर दिया है 
(अर्थात्‌) यह कि किसी चीज़ को उसका 
साझीदार न ठहराओ और (आवश्यक 
कर दिया है कि) माता-पिता के साथ 
भलाई के साथ पेश आओ और जीविका 
की तंगी के भय से अपनी संतान का वध 
न करो । हम ही तुम्हें जीविका प्रदान 
करते हैं और उनको भी । और तुम 
अश्लीलताओं के जो उन में प्रकट हों 
और जो उनके अन्दर छुपी हुई हों (दोनों 
के) समीप न फटको और न्यायोचित ढंग 
के सिवा किसी ऐसी जान की हत्या न 
करो जिसे अल्लाह ने प्रतिष्ठा प्रदान की 
है । यही है जिसकी वह तुम्हें सख्त 
ताकीद करता है ताकि तुम बुद्धि से काम 
लो ॥52। 


|| पार: 8 
OS 


BOI CRH IS Le 2 5 ४ 
LBs Bs af «|| 
SED EES पछथ 
NOH HYANS ६, 


57 2 


‘| । हि RN 
६ OO SA ~ 22 


2८ 5357 GG 
ECR SEES 
GIS ISNITIEEYS 
8४5 28205 3585S 
Ys bs Css BGs 
FRETS 


o 


i pe ०2% Fe ~ (४०००2 | ~ pe < ,! 
Oo AEP (४०००2 ०3 
~ i+ 7 





* संतान का वध वास्तव में जीविका की कमी के डर से बच्चे पैदा न करने पर कहा गया है । अन्यथा 
चिकित्सा संबन्धी मजबूरियों के आधार पर गर्भनिरोध वैध है । 


सूरः 6, अल-अनूआम 


और सिवाए ऐसे ढंग के जो बहुत 
अच्छा हो, अनाथ के धन के निकट न 
जाओ यहाँ तक कि वे अपनी परिपक्व 
आयु को पहुँच जाएँ और माप और 
तौल को न्याय के साथ पूरे किया करो। 
हम किसी जान पर उसके सामर्थ्य से 
बढ़ कर ज़िम्मेदारी नहीं डालते । और 
जब भी तुम कोई बात करो तो न्याय 
से काम लो चाहे कोई निकट संबंधी ही 
(क्यों न) हो और अल्लाह के (साथ 
किए गए) वचन को पूरा करो । यह 
वह विषय है जिसकी वह तुम्हें सख्त 
ताकीद करता है ताकि तुम उपदेश 
ग्रहण करो ।।53| 
और यह (भी ताकीद करता है) कि यही 
मेरा सीधा रास्ता है । अत: इसका 
अनुसरण करो और विभिन्न रास्तों का 
अनुसरण न करो अन्यथा वह तुम्हें उसके 
रास्ते से हटा देंगे । यह है वह, जिसकी 
वह तुम्हें ताकीदी नसीहत करता है 
ताकि तुम तक़वा अपनाओ ।54। 
फिर मूसा को भी हमने पुस्तक दी जो 
प्रत्येक उस व्यक्ति को आवश्यकता पर 
पूरी उतरती थी जो उपकार पूर्वक काम 
लेता, और प्रत्येक विषय की व्याख्या पर 
आधारित थी और हिदायत थी और 
करुणा थी । ताकि वे अपने रब्ब से भेंट 
करने पर ईमान ले आएँ ।।55। 

(रुकू =) 
और यह बहुत मंगलमय पुस्तक है जिसे 
हमने उतारा है । अतः इसका अनुसरण 


हि 


~ 7 +%+ 


REY oS 


६ जी 634 0 a 


oe] 


2 


+ 


७३-६ 
B03 


पारः 8 


digs 
Es 
YUSASSY LISO RNS 
BOSH EEN 5 (६६-८३ 


0 ho ची ibs | >~ ~| न्ड 
325) | 294 9 G55 


vz gt ARG 7 


poli 


9.9m 


~ 


GGA WEEE 


63 CEES Ye कि। 


/ ९<-> 


डा बे 


52; 


CMa 


3 है ३ he 6 Ee eS Fd ~ 22 CEE 


_ ८५४ 2% 


SR 2. 


| ६ 52 EAR? 
COON) 


BR दें 
° 9 


65,५44 


Z 
+ 


ps 


PR id 


> | CE | 


Us: 


757 ७ 


Eo 


सूरः 6, अल-अनूआम 


करो और तक़वा अपनाओ ताकि तुम पर 
दया की जाये ।56| 

ताकि तुम यह न कह दो कि हमसे पहले 
बस दो बड़े गिरोहों पर पुस्तक उतारी 
गई । जबकि हम उनके पढ़ने से बिल्कुल 
अनजान रहे ।।57। 


अथवा यह कह दो कि यदि हम पर 
पुस्तक उतारी जाती तो अवश्य हम उन 
की तुलना में अधिक हिदायत पर होते। 
अतः (अब तो) तुम्हारे पास तुम्हारे 
रब्ब की ओर से एक खुली-खुली दलील 
आ चुकी है और हिदायत भी और दया 
भी । अतः उससे अधिक अत्याचारी 
कौन हो सकता है जो अल्लाह की 
आयतों को झुठलाए और उनसे मुँह फेर 
ले । हम उन लोगों को जो हमारे चिह्लों 
से मुँह फेरते हैं अवश्य एक कठोर 
अज़ाब के (रूप में) प्रतिफल देंगे 
क्योंकि वे विमुख हो गये थे ।58। 

क्या वे इसके सिवा भी कोई प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि उनके पास फ़रिश्ते आएँ 
अथवा तेरा रब्ब आ जाए या तेरे रब्ब के 
कुछ चिह्न आएँ. । (परन्तु) उस दिन जब 
तेरे रब्ब के कुछ चिह्न प्रकट होंगे किसी 
ऐसी जान को उसका ईमान लाभ नहीं 
देगा जो इससे पहले ईमान न लाई हो 
अथवा अपने ईमान की अवस्था में कोई 
नेकी न अर्जित की हो । तू कह दे कि 
प्रतीक्षा करो निस्सन्देह हम भी प्रतीक्षा 
करने वाले हैं ।।59| 


! | पारः 8 


y ZS 5RZ sok 5% 
(०) Og oS | 925 


IS RZ 


WELSH) 

GS Os Use _ 29: 
BO 5) 

GCE OS Gls 


Dd EE 


EOE ss ASS | 


~ 


(> >) SSNS 9 >> Bi A 


\ i ps 
4 LG ur > कक | 


~~ w 


So १2.० 


5 Zr Ge २५ 
° 


OF OP OR I Ss 


OBE GN EE 


ARS 


35% 7 आता Es 


Ese ans 


227 


[9२ 


CSEEYES IS 


STS Se) 
BEES GES 


~? (7 


(9 <3 BS ) 2 ११% 2 धि | 


सूरः 6, अल-अनूआम 


निस्सन्देह वे लोग जिन्होंने अपने धर्म 
को टुकड़े-ट्कड़े कर दिया और गिरोह 
दर गिरोह हो गये, तेरा उनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं । उनका मामला अल्लाह 
ही के हाथ में है । फिर वह उनको 
उसकी सूचना देगा जो वे किया करते 
थे ।60। 

जो नेकी करे तो उसके लिए उसका दस 
गुना प्रतिफल है और जो बुराई करे तो 
उसे उसके बराबर ही प्रतिफल दिया 
जाएगा और उन पर अत्याचार नहीं 
किया जाएगा ।।6।। 

तू कह दे कि निस्सन्देह मेरे रब्ब ने 
मुझे सन्मार्ग की ओर हिदायत दी है 
(जिसे) एक क़ायम रहने वाला धर्म, 
सत्यनिष्ठ इब्राहीम का धर्म (बनाया 
है) और वह कदापि मुश्रिकों में से नहीं 
था ॥62। 

तू कह दे कि मेरी उपासना और मेरी 
कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा 
मरना अल्लाह ही के लिए है, जो समस्त 
लोकों का रब्ब है ।।63| 

उसका कोई समकक्ष नहीं और इसी का 
मुझे आदेश दिया गया है और मैं 
मुसलमानों में सर्वप्रथम हूँ ।।64। 

तू (उनसे) कह दे कि क्या मैं अल्लाह के 
सिवा किसी को अपना रब्ब पसन्द कर 
लूँ ? जबकि वही है जो प्रत्येक वस्तु का 
रब्ब है । और कोई जान (बुराई) नहीं 
कमाती परन्तु अपने ही विरुद्ध और कोई 
बोझ उठाने वाली किसी दूसरी का बोझ 


!) पारः 8 


(5 22९८ 2272 Pr 5 5 
कस. | 95 Cy > | 95 )3 RE २ 6) 


> as b 5:78 & > हू ~ a६ 
UAH 8 8 aged 


ZR |] 


ट jas ~ 5 ~ {2 E > wo ५०३ 


> Fd 
~ als io 


SEATS AES 
७) ५23 ANE ४३ 


। 5 


Bene Va we Toes 355 
405 ४3 ४७ म 
OOS ell oe Gs र 


ली 
e+ 2 


Bess 9 छा 5 | US | US 
eS 5 ६४ 


सूरः 6, अल-अनूआम 


नहीं उठाती । फिर तुम्हारे रब्ब ही की 
ओर तुम्हारा लौट कर जाना है । अतः 
वह तुम्हें उस की जानकारी देगा जिस के 
सम्बन्ध में तुम परस्पर मतभेद किया 
करते थे ।।65। 

और वही है जिसने तुम्हें धरती का 
उत्तराधिकारी बना दिया और तुम में से 
कुछ को कुछ पर दर्जो में ऊँचाई प्रदान 
की ताकि वह तुम्हें उन चीज़ों से जो 
उसने तुम्हें प्रदान की हैं परीक्षा ले । 


! {| पारः 8 


कस [a 7 हर कर कई. gu क 54 BR wz 
rr > २० 


~~ 
ई iss 7% 22 


~ ~~ 


+ < cE he zz > 5 Di 
U2) yy ५ _५<> | >»४ 
| sz + 27 42% 22 4s ०० 
ENS OPE) 9 
< < ~ rf Ri pe Fe | | ie <$ pe > SS > iy 


प्र 352) RAK ir | 


में £ tC po, Gs ~ (६०) {22 2 
निस्सन्देह तेरा रब्ब बदला देने में बहुत ६६ ७ >> )) 95% | 9 “A ० 


तेज़ है और निस्सन्देह वह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार कृपा करने 
वाला है ॥66। (रुकू) 


/ 


9 
7- सूरः अल-आ राफ़ 

यह सूरः कुछ आयतों को छोड़कर मक्का में अवतरित हुई थी । बिस्मिल्लाह 
सहित इसकी 207 आयें हैं । 

इससे पहले दो सूरतों अर्थात सूरः अल-बक़र: एवं सूरः आले-इप्रान का आरम्भ 
मुक़त्तआत-ए-कुरआन अलिफ़-लाम-मीम से हुआ था । इस सूर: में अलिफ़- 
लाम-मीम के साथ साद भी है जिससे ज्ञात होता है कि जो विषयवस्तु पहली सूरतों में 
गुज़र चुके हैं उन के साथ कुछ और विषयों की वृद्धि होने वाली है जो अल्लाह के सादिक 
(सत्यवादी) होने से सम्बन्ध रखते हैं । 

इस सूरः में साद से सत्यवादी होने का भाव भी लिया जाता है । परन्तु आयत सं. 
3 में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पवित्र हृदय का वर्णन अरबी शब्द 
सद्र के रूप में मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को अलिफ़-लाम-मीम से आरम्भ होने वाली सूरतों के विषयवस्तुओं और 
उनके अल्लाह तआला की ओर से होने पर पूर्ण विश्वास था । 

इस सूरः में पहली सूरतों से एक अतिरिक्त विषय यह वर्णन हुआ है कि केवल वे 
लोग ही नहीं पूछे जाएँगे जो नबियों का इनकार करते हैं, बल्कि नबी भी पूछे जाएँगे कि 
उन्होंने किस सीमा तक अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया । 

इस सूरः में हज़रत आदम अलै. का फिर से वर्णन किया गया है जो अल्लाह 
तआला के आदेश से पैदा किये गये और जब उनमें अल्लाह तआला ने अपनी रूह 
(आत्मा) फूँकी, तो फिर मानव जाति को उनके आज्ञापालन का आदेश दिया । यहाँ 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वर्णन इन अर्थो में है कि अल्लाह तआला 
के समक्ष सबसे महान सजदः हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया था 
और इसी सम्बन्ध से समस्त मानव जाति को आप सल्ल. के आज्ञापालन का आदेश दिया 
गया । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस सजदः का वर्णन पिछली सूरः 
के अन्तिम भाग पर इन शब्दों में मिलता है :- तू कह दे कि मेरी नमाज़, मेरी 
कुर्बानियाँ और मेरा जीवन मरण अल्लाह ही के लिए है; जो समस्त लोकों का रब्ब 
है । अतः जिसका सब कुछ अल्लाह तआला के लिए समर्पित हो जाए उसके समक्ष 





४ मुक़्त्तआत के अर्थ छाँटे और तराशे हुए के हैं, यह ऐसे खण्डाक्षरों को कहा जाता है जो कुरआन 
मजीद की कुछ सूरतों के आरम्भ में आए हैं । जैसे अलिफ, लाम, मीम, साद इत्यादि । इन में से 
प्रत्येक अक्षर एक एक शब्द का संक्षिप्त रूप होता है । इन खण्डाक्षरों के द्वारा सूरतों में वर्णित 
अल्लाह के गुणों की ओर संकेत होता है । 


हि] 


झुकना कोई शिर्क़ नहीं बल्कि उसका आज्ञापालन वस्तुत: अल्लाह का आज्ञापालन 
करना होगा । 

इसके पश्चात्‌ उस वस्त्र का वर्णन है जिसे पत्तों के रूप में आदम अलै. ने ओढ़ा था 
परन्तु इससे तात्पर्य तक़वा रूपी वस्त्र के अतिरिक्त और कोई वस्त्र नहीं था । इसी प्रकार 
मानवजाति को चेतावनी दी गई है कि जिस प्रकार एक बार शैतान ने आदम अलै. की 
जाति को फुसलाया था वह आज भी उसी प्रकार नबियों के अनुयायियों को फुसला रहा 
है । स्वर्ग से निकलने का वास्तविक अर्थ शरीअत के घेरे से बाहर निकलने का है, क्योंकि 
शरीअत के धेरे में ही स्वर्ग है और इससे बाहर नरक के अतिरिक्त कुछ नहीं । आज भी 
कुरआन करीम की शरीअत के घेरे से बाहर निकलने के फलस्वरूप समस्त मानव जाति 
को प्रत्येक प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक नरक में डाल दिया गया है । इसी विषय 
को कि सुन्दरता वास्तव में तक़वा की सुन्दरता है! इस आयत में वर्णन किया गया कि 
मस्जिद में जाने से तुमको तब तक कोई शोभा नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी सुन्दरता 
अर्थात तक़वा को साथ ले कर नहीं जाओगे । 

इस सूरः में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सर्वोच्च पद का वर्णन 
मिलता है जो किसी और नबी को प्राप्त नहीं हुआ । अर्थात्‌ आप सल्ल. और आप के 
सहाबा रजि. को स्वर्ग निवासियों का ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ था कि वे अपनी आध्यात्मिक 
श्रेष्ठता के द्वारा क़यामत के दिन प्रत्येक आत्मा को पहचान लेंगे कि वह स्वर्गगामी 
आत्मा है अथवा नरकगामी । 

इसके पश्चात्‌ इस सूरः में पिछले कई नबियों का वर्णन है जो अपनी जातियों के 
पथप्रर्दशन के लिए ही भेजे गए थे और उन्होंने अपनी अपनी जातियों के लिए अपार 
त्याग दे कर उनकी हिदायत के उपाय किए थे । परन्तु उन समस्त नबियों से बढ़ कर 
हिदायत का उपाय करने वाले नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम थे । 

इसके पश्चात्‌ विस्तार से इस बात का वर्णन किया गया कि पिछले नबी भी बड़े- 
बड़े आध्यात्मिक पदों पर आसीन थे । परन्तु उनका उपकार सीमित था और हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले कोई विश्वव्यापी स्तर पर भलाई पहुँचाने 
वाला नहीं आया । अत: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सब नबियों के 
सरदार के रूप में इस लिए निर्वाचित किया गया कि आप सल्ल. समग्र विश्‍व के लिए 
साक्षात दया और कृपा थे । अर्थात पूर्व और पश्चिम के लिए भी कृपा स्वरूप थे तथा 
अरब और अरब से भिन्न लोगों के लिए भी कृपा स्वरूप थे । मनुष्यों के लिए भी कृपा 
स्वरूप थे और जानवरों के लिए भी कृपा स्वरूप थे । यह वह विषय है जिसका वर्णन 
हदीस के ग्रन्थों में अधिकता पूर्वक मिलता है । 


! |] 


हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा जो क़यामत होने वाली थी, 
इसमें से पहली कयामत तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में ही 
घटित हो गई थी जिसका वर्णन आयत निश्चित घड़ी आ गई है और चाँद फट गया । 
(सूरः अल-क़मर : 2) में मिलता है । दूसरी क़यामत अंत्ययुगीनों में (अर्थात इमाम 
महदी के समय) होने वाली थी कि वे मुर्दे जो जीवित किए जाने के पश्चात्‌ फिर मुर्दे बन 
गए, उनको नए सिरे से जीवित किया जाना था । फिर एक वह भी क़यामत है जो दुष्ट 
लोगों पर आनी थी । यह सभी क़यामतें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
आगमन के साथ गहरा सम्बन्ध रखती हैं । 

चर 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 











बेड न जड़ जड़ ३ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार बार दया करने वाला है ।।। 
अनल्लाहु आ लमु, सादिकुल क़ौलि : 
मैं अल्लाह सब से अधिक जानने वाला हूँ, 
बात का सच्चा हूँ ।2। 

(यह) एक महान पुस्तक है जो तेरी ओर 
उतारी गई है । अतः तेरे सीने में इससे कोई 
तंगी का आभास न हो कि तू इसके द्वारा 
(लोगों को) सतर्क करे | और मोमिनों के 
लिए यह एक बड़ा उपदेश है ।3। 
उसका अनुसरण करो जो तुम्हारे रब्ब 
की ओर से तुम्हारी ओर उतारा गया है 
और उसे छोड़ कर दूसरे संरक्षकों का 
अनुसरण न करो । तुम बहुत कम 
उपदेश ग्रहण करते हो ।4। 
और कितनी ही बस्तियाँ हैं कि उन्हें 
हमने नष्ट कर दिया । अतः उन पर 
हमारा अज़ाब रात को (सोते समय) 
आया अथवा जब वे दोपहर के समय 
आराम कर रहे थे ।5। 
जब उनके पास हमारा अज़ाब आया तो 
फिर उनकी पुकार इसके अतिरिक्त कुछ 
न थी कि निस्संदेह हम ही अत्याचार 
करने वाले थे ।6। 
अतः हम अवश्य उनसे पूछेंगे जिनकी 
ओर रसूल भेजे गए थे । और हम रसूलों 
से भी अवश्य पूछेंगे ।7। 


A A जे“ 





0 ८ 9६ 
A 


Vad segs 
S02 5 
ZZ 


WELLE 2६ ५2508 5 


७७६०-५७ Es ७३४७३ 


Fr ड न af ~ 2 है CS { 4% 

&०) (>> | 22> 2 
® Crs > 5 RINK एडन 
Oe] 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


और हम उन के समक्ष ज्ञान के आधार 
पर ऐतिहासिक घटनाएँ पढ़ेंगे और हम 
कभी भी अनुपस्थित नहीं रहे ।8। 

और सत्य ही उस दिन भारी सिद्ध होगा। 
अत: वे जिनके पलड़े भारी होंगे वही 
सफल होने वाले हैं ।9। 

और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो उन्हीं 
लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला । 
इस कारण कि वे हमारी आयतों के साथ 
अन्याय किया करते थे ।0। 


और निस्सन्देह हमने तुम्हें धरती में 
दृढ़ता प्रदान की और तुम्हारे लिए उसमें 
जीविका के साधन बनाए । पर तुम 
बहुत कम कृतज्ञता प्रकट करते हो ।।।। 
(रुकू -ह.) 
और निस्सन्देह हमने तुम्हें पैदा 
किया फिर तुम्हें आकृतियों में 
ढाला। फिर हमने फ़रिश्तों से कहा 
कि आदम के लिए सजद: करो तो 
इब्लीस के अतिरिक्त उन सबने 
सजदः किया । वह सजदः करने 
वालों में से न बना ।।2। 
उस (अल्लाह) ने कहा तुझे सजदः करने 
से किस ने रोका ? जबकि मैं ने तुझे 
आदेश दिया था । उसने कहा कि मैं 
उससे श्रेष्ठ हूँ । तूने मुझे तो अग्नि से 
पैदा किया है और उसे गीली मिट्टी से 
पैदा किया है ।।3। 
उसने कहा अतः तू इस (स्थान) से 
निकल जा । तुझे इसमें अहंकार 


! 


पारः 8 


OO 
~ Ce | Po 4 SSE 


OO asl 2 SEE 


TT 2 (2 


RNs Vata ४३ 


LI पे 


OE jas a) 

dl Oe शा ४ > : दा य्ह Ci 
Fe > 92) y (3 है 

2 £2 > gee ig” द EA 
6. ७०3%-८७७५४ ३५७५३ 


Sz, 


LN] XR 22 02 f अ CE ||] | 
DONS ol 


A 
छः 


८5 al) WS ES ०8 2 i 
४ ३१ 4-85 4५250 
cr > PI az 
Oe 


(on 


NN 


On 


igs Bs 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


करने का सामर्थ्य न होगा । अतः 
निकल जा, निस्सन्देह तू नीच लोगों 
में से है ।॥4। 

उसने कहा, मुझे उस दिन तक ढील 
प्रदान कर जब वे उठाए जएँगे ।5। 
उसने कहा, तू अवश्य ढील दिए जाने 
वालों में से है ।6। 

उसने कहा कि तूने मुझे पथभ्रष्ट घोषित 
किया है, इसलिए मैं अवश्य उनकी घात 
में तेरे सन्मार्ग पर बैठूँगा ।7।* 

फिर मैं अवश्य उन तक उनके सामने से 
भी और उनके पीछे से भी और उनके 
दाई ओर से भी और उनकी बाई ओर से 
भी आऊँगा । और तू उनमें से अधिकांश 
को कृतज्ञ नहीं पाएगा ।।8। 

उसने कहा, तू यहाँ से निन्दित और 
तिरस्कृत होकर निकल जा । उनमें से 
जो भी तेरा अनुसरण करेगा मैं निस्सन्देह 
तुम सब से नरक को भर दूँगा ।।9। 

और हे आदम ! तू और तेरी पत्नी स्वर्ग 
में निवास करो और दोनों जहाँ से चाहो 
खाओ । हाँ तुम दोनों इस वृक्ष के निकट 
न जाना, अन्यथा तुम अत्याचारियों में से 
हो जाओगे ।20| 

फिर शैतान ने उनके मन में दुविधा डाली 
ताकि वह उनकी ऐसी दुर्बलताओं में से 
कुछ को उन पर प्रकट कर दे जो उनसे 
छुपाई गई थीं । और उसने कहा कि तुम्हें 


का OUI 
29g ES 
Ages 
छे 55 RAINS 
Drei 
ME ON sess 6 
Oe ie 
98355 53543555</56 55५5 
Alas 
! 6 
Oak 22 ४ ५5६ 


EES be Ssh | > हू ६ 7 57% 
OIC RE IR 
५ x a5 Ls als 2S ७६४८ 

Jobo ove ois 





* जब तक अल्लाह तआला की विशेष सुरक्षा न हो सन्मार्ग पर चलने वाले भी शैतान के बहकावे से 
सुरक्षित नहीं होते कुरआन करीम ने जिनके सम्बन्ध में प्रकोपग्रस्त और पथभ्रष्ट कहा है, वे 
सन्मार्ग पर ही चलने वाले थे, परन्तु भटक गए । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 





तुम्हारे रब्ब ने इस वृक्ष से केवल इस 
लिए रोका कि कहीं तुम दोनों फ़रिश्ते 
ही न बन जाओ अथवा अमर न हो 
जाओ ।2।। 

और उसने उन दोनों से क़सम खा कर कहा 
कि निस्सन्देह मैं तुम दोनों के पक्ष में केवल 
(नेक) नसीहत करने वालों में से हूँ ।22। 
अत: उसने उन्हें एक बड़े धोखे से बहका 
दिया । फिर जब उन दोनों ने उस वृक्ष 
को चखा तो उनकी दुर्बलताएँ उन पर 
प्रकट हो गई और वे दोनों स्वर्ग के पत्तों 
में से कुछ अपने ऊपर ओढ़ने लगे । और 
उनके रब्ब ने उनको आवाज़ दी कि क्या 
मैंने तुम्हें उस वृक्ष से मना नहीं किया था 
और तुमसे यह नहीं कहा था कि 
निस्सन्देह शैतान तुम्हारा खुला-खुला 
शत्रु है ? ।23| 

उन दोनों ने कहा कि हे हमारे रब्ब ! 
हमने अपनी जानों पर अत्याचार किया 
है। और यदि तूने हमें क्षमा न किया और 
हम पर दया न की तो निस्सन्देह हम 
घाटा पाने वालों में से हो जाएँगे ।24। 
उसने कहा कि तुम सब (यहाँ से) इस 
दशा में निकल जाओ कि तुम में से कुछ, 
कुछ के शत्रु होंगे । और तुम्हारे लिए 
धरती में कुछ समय का निवास और 
कुछ समय के लिए मामूली लाभ उठाना 
(तय) है ।25| 

उसने कहा तुम उसी में जिओगे और 
उसी में मरोगे और उसी में से तुम 
निकाले जाओगे ।26। (रुकू -6-) 


o 7? FI 72 63S ORS {SESS 
OY (32 9 + (१० 


y Cora | Ge ट Es 5% |v ~~ \§ ना 
७8०००) SSG as 
हु जेट ¢ (5; Ee 22 bE 4, i 
5 Gs ०७ 27-2२ ~> 
bs Leas ss ~~ 
_ 29225 229 < 9 ४००००. 


ला 


[et fz ef Ce 22 ~ 02 (५३2 57 
Is bs HHI 


SENS ए:४ (७ ९: YG 

805 “23६ ४४52 5८८ ८4६ 

CN a> 59 2 

| > 

र >> 

OE 

~ Oa 2८6 5 2 2 Ed |. A 5 X 5 
4 (६५ क्र 72 » 


७१ 


Cf 
OS 
2 


Lo 60-05 5 5 + 2 Be 4६० 
3 5-० (>> y हे [9 
OU 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


हे आदम की संतान ! निस्सन्देह हमने 
तुम पर वस्त्र उतारा है जो तुम्हारी 
दुर्बलताओं को ढाँपता है और शोभा 
स्वरूप है । और रहा तक़वा का वस्त्र तो 
वह सबसे उत्तम है । ये अल्लाह की 
आयतों में से कुछ हैं ताकि वे उपदेश 
ग्रहण करें ।27। 

हे आदम की संतान ! शैतान कदापि 
तुम्हें भी परीक्षा में न डाले जैसे उसने 
तुम्हारे माता-पिता को स्वर्ग से 
निकलवा दिया था । उसने उनसे उनके 
वस्त्र छीन लिए ताकि उनकी बुराइयाँ 
उनको दिखाए । निस्सन्देह वह और 
उसके गिरोह तुम्हें देख रहे हैं जहाँ से तुम 
उन्हें नहीं देख सकते । निस्सन्देह हम ने 
शैतानों को उन लोगों का मित्र बना 
दिया है जो ईमान नहीं लाते ।28। 

और जब वे कोई अश्लील बात करें तो 
कहते हैं कि हमने अपने पूर्वजों को इसी 
पर पाया और अल्लाह ही ने हमें इसका 
आदेश दिया है । तू कह दे निस्सन्देह 
अल्लाह अश्लीलता का आदेश नहीं 
देता। क्या तुम अल्लाह पर वह बातें 
कहते हो जो तुम नहीं जानते ? ।29। 
तू कह दे कि मेरे रब्ब ने न्याय का 
आदेश दिया है । और यह (आदेश 
दिया है) कि तुम प्रत्येक मस्जिद में 
अपना ध्यान (अल्लाह की ओर) लगाए 
रखो । और धर्म को उसके लिए 
विशिष्ट करते हुए उसी को पुकारा 
करो। जिस प्रकार उसने तुम्हें पहली 


||| पारः 8 
(६ ` ie fz IS rd 


ERC IEF PEI: 
22550 BEAN sy 
SNES SD 
LON 
८६८६ SHE 
YES sss 
OG OE ४5४ 
034% Ye १ 


PASSA EFENE EEE 
SAYA E EEN 


+ 
T ५ t ~ )9! Ee 25} Fr 
CNAME OPS 


ड़ aE! 5 w ~ रद्ध 
onl ddl a 
5A ~ 9.3 


rr ~ i ~ 2 
Fe >>» EE _ ड > i x Cogs 
pe LEE CE a Cons 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


बार पैदा किया उसी प्रकार तुम (मृत्यु 
के बाद) लौटोगे ।30। 

एक गुट को उसने हिदायत प्रदान की 
और एक गुट के लिए पथभ्रष्टता 
अनिवार्य हो गई । निस्सन्देह ये वे 
लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़ कर 
शैतानों को मित्र बना लिया और यह 
विचार करते हैं कि वे हिदायत प्राप्त 
हैं ।3।। 

हे आदम की संतान ! प्रत्येक मस्जिद 
में अपनी शोभा (अर्थात्‌ तक़वा का 
वस्त्र) साथ ले जाया करो । और खाओ 
और पिओ परन्तु सीमा का उल्लंघन न 
करो । निस्सन्देह वह सीमा का 
उल्लंघन करने वालों को पसन्द नहीं 
करता ।32। (रुकू उ) 

तू पूछ कि अल्लाह की (उत्पन्न की 
हुई) सुन्दरता को किसने हराम किया 
है जो उसने अपने भक्तों के लिए 
निकाली है । और जीविका में से 
पवित्र चीज़ों को भी । तू कह दे कि 
ये इस संसार के जीवन में भी उनके 
लिए हैं जो ईमान लाए (और) 
कयामत के दिन तो विशेष कर 
(बिना किसी की साझेदारी के केवल 
उन्हीं के लिए होंगी) । इसी प्रकार 
हम चिह्णों को खोल-खोल कर ऐसे 
लोगों के लिए वर्णन करते हैं जो ज्ञान 
रखते हैं ।33। 

तू कह दे कि मेरे रब्ब ने केवल 
अश्लीलता की बातों को हराम घोषित 


EI g ss Sz 5; Ci Hr 5; 4 
Als see ३०५८ .$ 95d) 

>> 2 Aa oT CU > | ¢ 2 रू ¢ § 
94302 ९25 044:-9--+४ ६७) 


ू ET oe > > व 4 CI १० Rd & | 
Os game | Ose 94 


FER Rt ४7६४5 ०54 zz 907 
MY CBIR 9१२ 


५ rf द ञ्ह > र Ke DS Bd नी is rr 


es 


Y 


हू SE 


PE Fa 7550४ 
Se Sips 
न ort Fs 
OOS 4 BANS 


FE CHSC 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


किया है, उसे भी जो उसमें से प्रकट हो 
और उसे भी जो गुप्त हो । इसी प्रकार 
पाप और अनैतिक विद्रोह को भी और 
इस बात को भी कि तुम उसको अल्लाह 
का साझीदार ठहराओ जिसके पक्ष में 
उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा । और यह 
(भी) कि तुम अल्लाह की ओर ऐसी 
बातें आरोपित करो जिनका तुम्हें कोई 
ज्ञान नहीं है ।34। 

और प्रत्येक समुदाय के लिए एक समय 
निर्धारित है । अत: जब उनका निर्धारित 
समय आ जाए तो एक पल भीन वे 
उससे पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ 
सकते हैं ।35| 

हे आदम की संतान ! यदि तुम्हारे पास 
तुम में से रसूल आएँ, जो तुम्हारे समक्ष 
मेरी आयतें पढ़ते हों तो जो भी तक़वा 
धारण करे और (अपना) सुधार करे तो 
उन लोगों को कोई भय नहीं होगा और 
वे दुःखी नहीं होंगे ।36।" 

और वे लोग जिन्होंने हमारे चिह्नों को 
झुठला दिया और उनसे अहंकार पूर्वक 
व्यवहार किया, वही लोग आग वाले 
हैं। वे उसमें लम्बे समय तक रहने वाले 
हैं ।37। 

अत: उससे अधिक अत्याचारी कौन है 
जो अल्लाह पर झूठ गढ़े अथवा उसके 
चिह्लों को झुठलाए । यही वे लोग हैं 
जिन्हें भाग्य के लेखों में से उनका 


|| पारः 8 


CSB NEAES ESIC 
Cs Gayot 
CREDO IE 


NES यम ie SEE af ws 7 
३०७४६ ६ ५०७४ Oe 
86%&2<5-5४5४५८८532:.८5५ 
2१२५ 2 द 2 i | Zz Ad 
MIEN 
6-० >> पक ~ y 2 ० | ee 5 ~ XS re 
(6० [9५४० | Cr XK [ee (००८००: 
Z 28427 5 tz POE SZ £ 54 YG 
So) > NS ४५०७: o> ७३ 

उ 28:502५#:4 RSE 
(६४७ 2 € UE) x | 5 MU 
© FE | 

03> 

Cai fe Flee ABE ys 


5 222 JE A Fb ll ~ 52,7 





१ यह आदम के वंशज के लिए सार्वजनिक उद्बोधन है कि जब भी उनके पास रसूल आएँ और अल्लाह 
की आयतें उनको पढ़कर सुनाएँ तो वे उनसे विमुख न हों । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


(निश्चित) भाग मिलेगा यहाँ तक कि 
जब हमारे दूत उन्हें मृत्यु देते हुए उनके 
पास पहुँचेगे तो वे उन्हें कहेंगे कि कहाँ 
हैं वे, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा 
पुकारते रहे हो । (उत्तर में) वे कहेंगे, 
वे सब हमसे खो गए । और वे (स्वयं) 
अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि वे काफिर 
थे ।38। 

(तब) वह (उनसे) कहेगा कि उन 
जातियों के साथ जो जिन्नों और मनुष्यों 
में से तुम से पहले गुज़र गई हैं, तुम भी 
अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ । जब भी 
कोई जाति (उसमें) प्रवेश करेगी वह 
अपने जैसे चाल-चलन वाली जाति पर 
लानत डालेगी । यहाँ तक कि जब वे 
सब के सब उसमें एकत्रित हो जाएँगे तो 
उनमें से बाद में आने वाली (जाति) 
अपने से पहली के बारे में कहेगी, हे 
हमारे रब्ब ! यही वे लोग हैं जिन्होंने हमें 
पथभ्रष्ट किया । अतः उनको आग का 
दुगना अज़ाब दे । वह कहेगा कि प्रत्येक 
को दुगना (अज़ाब) ही मिल रहा है 
परन्तु तुम जानते नहीं ।39। 

और उनमें से पहला (समुदाय) दूसरे 
से कहेगा तुम्हें हम पर कोई श्रेष्ठता 
नहीं थी । अतः जो तुम अर्जित 
किया करते थे उसके कारण अज़ाब 
चखो ।40। (रुकू उ) 

निस्सन्देह वे लोग जिन्होंने हमारे चिह्लों 
को झुठलाया और उनसे अहंकार किया, 
उनके लिए आकाश के द्वार नहीं खोले 


! |} 


[El 22 24% Ff Ds ६९ > गा 
be) EE (००) 5० SN 


CRUSHER ECT OEE 
ROCKIES RAH] 
ह 35 र द 

ड OOS 
MOSES SHARC GN] 


AA 
W ३०% 


22050 2840 Es 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


जाएँगे और वे स्वर्ग में प्रविष्ट नहीं होंगे 
यहाँ तक कि ऊँट सूई के नाके से निकल 
जाए । और इसी प्रकार हम अपराधियों 
को प्रतिफल दिया करते हैं ।4]। 

उनके लिए नरक में तैयार की हुई एक 
जगह होगी और उनके ऊपर परत दर 
परत (अन्धकार के) पर्दे होंगे । और 
इसी प्रकार हम अत्याचारियों को 
प्रतिफल दिया करते हैं ।42। 

और वे लोग जो ईमान लाए और सत्‌- 
कर्म किए हम (उन में से) किसी पर 
उसके सामर्थ्य से बढ़ कर बोझ नहीं 
डालेंगे । यही वे लोग हैं जो स्वर्गगामी हैं 
वे उसमें सदैव रहने वाले हैं ।43। 

और हम उनके सीनों से द्रेषभाव को 
खींच निकालेंगे । उनके नियंत्रणाधीन 
नहरें बहती होंगी । और वे कहेंगे कि 
समस्त स्तुति अल्लाह ही के लिए है जिस 
ने हमें यहाँ पहुँचने का मार्ग दिखाया । 
जबकि हम कभी हिदायत पा नहीं सकते 
थे यदि अल्लाह हमें हिदायत प्रदान न 
करता । निस्सन्देह हमारे पास हमारे 
रब्ब के रसूल सत्य के साथ आए थे । 
और उन्हें आवाज़ दी जाएगी कि जो तुम 
कर्म करते थे उसके फलस्वरूप यह वह 
स्वर्ग है जिसका तुम्हें उत्तराधिकारी 
बनाया गया है ।44। 

और स्वर्गवासी अग्नि (नरक) वासियों 
को आवाज़ देंगे कि हमने उस वायदा को 
जो हमारे रब्ब ने हमसे किया था सत्य 
पाया है तो क्या तुमने भी उस वायदा को 


पारः 8 


Vs 
७८४५ ES SS 


~ ४०० > w 


| 
OR SS NSS (2४% 


हू आओ BO ह ise ~ 287 | > ‘% ~ 
Y oe | sles lel oN 
| | Vg or zz 3४] Us 2 ale >> 
Os 5 (६3 ASN (| 
Gnesi ads 
है wR 5/ ७ ~€Es | 
Coe Ells 
कर A 53! Za , Pa EH 
[Co tates) AWE SGY 


SRD 


A be NTE ps 


\s Dre 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


सत्य पाया जो तुम्हारे रब्ब ने (तुम से) 
किया था । वे कहेंगे हाँ, तब एक 
घोषणा करने वाला उनके मध्य घोषणा 
करेगा कि अत्याचारियों पर अल्लाह की 
लानत हो ।45। 

जो अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और उसे 
टेढ़ा (देखना) चाहते हैं और वे परलोक 
का इनकार करने वाले हैं ।46। 

और उनके मध्य पर्दा पड़ा होगा और 
ऊँचे स्थानों पर ऐसे पुरुष होंगे जो 
सबको उनके लक्षणों से पहचान लेंगे 
और वे स्वर्ग वासियों को आवाज़ देंगे कि 
तुम पर सलाम हो, जबकि अभी वे उस 
(स्वर्ग) में प्रविष्ट नहीं हए होंगे और 
(उसकी) इच्छा रख रहे होंगे ।47। 

और जब उनकी नज़रें अग्नि गामियों की 
ओर फेरी जाएँगी तो वे कहेंगे, हे हमारे 
रब्ब ! हमें अत्याचारी लोगों में से न 
बनाना ।48। (रुकू 5) 


और ऊँची जगहों वाले ऐसे लोगों से 
सम्बोधित होंगे जिनको वे उनके 
लक्षणों से पहचान लेंगे । और कहेंगे 
तुम्हारा समूह और जो तुम अहंकार 
किया करते थे, तुम्हारे काम न आ 
सके ।49। 

क्या यही वे लोग हैं कि जिनके बारे में 
तुम क़समें खाया करते थे कि अल्लाह 
उन पर दया नहीं करेगा । (फिर 
स्वर्गगामियों से कहा जाएगा, हे 
मोमिनो !) स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाओ । 


न्णं 


fF 


||| पारः 8 


3६\ 
$६ 
\ 


SS Sid 
GES BESS 
Gas 
GOS NS ४५० 
wile les Es CS 

SOAs 58555: 


Ek > be 22% rE 


|» रा 5 8. 


क L FE Dr) PoE 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 





तुम पर कोई भय नहीं होगा और न तुम 
कभी दुःखी होगे ।50। 

और अग्निगामी, स्वर्गवासियों को 
आवाज़ देंगे कि उस पानी में से या 
उस जीविका में से जो अल्लाह ने तुम्हें 
प्रदान किया है हमें भी कुछ प्रदान 
करो । वे उत्तर देंगे निस्सन्देह अल्लाह 
ने यह दोनों काफ़िरों के लिए हराम 
कर दिए हैं ।5। 

(उन के लिए) जिन्होंने अपने धर्म को 
दिल्लगी और खेल कूद बना रखा था और 
उन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल 
दिया । अतः आज के दिन हम भी उन्हें 
उसी प्रकार भुला देंगे जैसे वे अपने इस 
दिन की भेंट को भुला बैठे थे । और इस 
लिए कि वे हमारी आयतों का इनकार 
किया करते थे ।52। 

और निस्सन्देह हम उनके पास एक ऐसी 
पुस्तक लाए थे जिसे हमने ज्ञान के 
आधार पर विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया 
था । वह उन लोगों के लिए हिदायत 
और दया (स्वरूप) थी जो ईमान ले 
आते हैं ।53। 

क्या वे केवल उसके परिणाम की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । जिस दिन उसका 
परिणाम आ जाएगा तो वे लोग जो 
इससे पहले उस (पुस्तक) को भुला बैठे 
थे, कहेंगे कि निस्सन्देह हमारे रब्ब के 
रसूल सत्य के साथ आए थे । अत: क्या 
कोई हमारी सिफारिश करने वाले हैं जो 
हमारी सिफारिश करें या फिर हमें 


“20265; ७ gee sg 


RIT 


RSE NEN HE 


Us 53 253 BSN CN 
aE GOES 
[9४03 | ० ७७५ gS 


७&55५220/ 


4 58 SG BY Ea -.०)9 
Fe 


OOF 25 4०) 3९५ 


2 


3 
Sais Esse 


Mees ERS SSSR 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


वापिस लौटा दिया जाए तो हम उन 
कर्मो के बदले जो हम किया करते थे 
कुछ और कर्म करेंगे । निस्सन्देह उन्होंने 
अपने आप को घाटे में डाल दिया । और 
जो भी वे झूठ गढ़ा करते थे, (वह) 
उनसे खोया गया ।54 (रुकू उ ) 
निस्सन्देह तुम्हारा रब्ब वह अल्लाह है 
जिसने आसमानों और धरती को छः 
दिनों में पैदा किया, फिर वह अर्श पर 
विराजमान हो गया । वह रात के द्वारा 
दिन को ढाँप देता है जबकि वह उसे 
शीघ्रता पूर्वक चाह रहा होता है । और 
सूर्य और चन्द्रमा और सितारे (पैदा किए) 
जो उसके आदेश से काम पर लगाए गए 
हैं । सावधान ! पैदा करना और शासन 
चलाना भी उसी का काम है । बस एक 
वही अल्लाह बरकत वाला सिद्ध हुआ जो 
समस्त लोकों का रब्ब है ।55।* 

अपने रब्ब को विनम्रता पूर्वक और 
अप्रकाश्य रूप से पुकारते रहो 
निस्सन्देह वह सीमा का उल्लंघन करने 
वालों को पसन्द नहीं करता ।56। 

और धरती में उसके सुधार के बाद 
उपद्रव न फैलाओ और उसे भय और 
अभिलाषा रखते हए पुकारते रहो । 
निस्सन्देह अल्लाह की दया उपकार करने 
वालों के निकट रहती है ।57। 


दि, 


पारः 8 


3.० 9 Sues Es Fr 


Cee i on 


जज 


5 4 2८६२० 
003 7४८ 


६ 
3 


3 22 ८००५ | 


AN 


w Yl 4 | i ne ए 2 


dss ४४५ १२२ 
I 


Guess 
I] 
FAN Bs ES 
93 4 ००७ ०५ ४००५ 
ODT 


(| ६ ०-३६ इन्द व श्र 

a)" A १ ५ ८» a3) oF | 
ट ~? Ford 3 
SERNAME ४ 


NS NI $।३4....6 ४५ 
a Co) | C5 pe ०95° |9 
DEA आह 





४६. छः दिनों से अभिप्राय छः युग हैं और एक युग करोड़ों वर्ष का भी हो सकता है । अर्श पर विराजमान 
होने से भाव यह है कि सब कुछ सृष्टि करने के पश्चात्‌ अल्लाह तआला अपनी सृष्टि से सम्बन्ध 
नहीं तोड़ता बल्कि जिस प्रकार एक शासक प्रजा की निगरानी करता है, इसी प्रकार अल्लाह अपनी 


समस्त सृष्टि की निगरानी करता है 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


और वही है जो अपनी कृपा (वृष्टि) के 
आगे आगे हवाओं को शुभ-समाचार देते 
हुए भेजता है । यहाँ तक कि जब वे 
भारी बादल उठा लेती हैं तो हम उसे 
एक मृत भू-भाग की ओर हाँक कर ले 
जाते हैं । फिर उससे हम पानी उतारते हैं 
और उस (पानी) से प्रत्येक प्रकार के 
फल उगाते हैं । इसी प्रकार हम मुर्दो को 
(जीवित करके) निकालते हैं ताकि तुम 
उपदेश ग्रहण करो ।58। 

और पवित्र भू-भाग (वह होता है) 
जिसकी हरियाली उसके रब्ब के आदेश 
से (पवित्र ही) निकलती है और जो 
अपवित्र हो (उसमें से) बेकार चीज़ों के 
सिवा कुछ नहीं निकलता । इसी प्रकार 
हम चिह्लों को उन लोगों के लिए फेर- 
फेर कर वर्णन करते हैं जो कृतज्ञता प्रकट 
किया करते हैं ।59। (रुकू उग ) 
निस्सन्देह हमने नूह को भी उसकी जाति 
की ओर भेजा था । अतः उसने कहा, हे 
मेरी जाति ! अल्लाह की उपासना करो। 
उसके सिवा तुम्हारा और कोई उपास्य 
नहीँ । निस्संदेह मैं तुम पर एक बड़े दिन 
के अज़ाब से डरता हूँ ।60। 

उसकी जाति के सरदारों ने कहा, हम तो 
तुझे निश्चित रूप से एक खुली-खुली 
पथभ्रष्टता में पड़ा हुआ देखते हैं ।6।। 
उसने कहा, हे मेरी जाति ! मैं किसी 
पथभ्रष्टता में पड़ा नहीं हूँ बल्कि मैं तो 
समस्त लोकों के रब्ब की ओर से एक 


रसूल हूँ ।62। 


CC 
र ३ यु 


3) 
BINS |S 


GAL 


CS 4 5 pK 
5 $ 


पारः 8 


GHEE DOIG 


ered ~ 


ZN HE 5 6 iz 
MIS 


NE ys Ce] > E 
CEE DNB NEEL ६ 2५ 


bd 


Cg libs 


> हे CE 5 न) 


SIS) ga 


(9०048 ५५ FONE SEI 


bis 


EH) G 


© Po GEASS bse 


FIDE 
Oe US 
RU JG 
RL CRAY 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


मैं तुम्हें अपने रब्ब के संदेश पहुँचाता हूँ 
और तुम्हें उपदेश देता हूँ और मैं अल्लाह 
से वह ज्ञान प्राप्त करता हूँ जो तुम नहीं 
जानते ।63। 

क्या तुमने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त 
किया है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की 
ओर से एक अनुस्मारक-ग्रन्थ आया है 
जो तुम ही में से एक पुरुष पर उतरा है 
ताकि वह तुम्हें सतर्क करे । और ताकि 
तुम तक़वा धारण करो और ताकि 
संभवतः तुम पर दया की जाए ।64। 

अतः उन्होंने उसे झुठला दिया और हमने 
उसे और उनको जो नौका में उसके साथ 
(सवार) थे, मुक्ति प्रदान की । और 
उन्हें डुबो दिया जिन्होंने हमारे चिह्नों 
को झुठलाया था । निस्सन्देह वे अंधे 
लोग थे ।65। (रुकू 5 ) 

और आद (जाति) की ओर उनके भाई 
हृद को (हमने भेजा) । उसने कहा, कि 
हे मेरी जाति ! अल्लाह की उपासना 
करो । उसके सिवा तुम्हारा और कोई 
उपास्य नहीं । क्या तुम तक़वा धारण 
नहीं करोगे ? ।66। 

उसकी जाति में से उन सरदारों ने 
जिन्होंने कुफ्र किया था कहा, निस्सन्देह 
हम तुझे एक बड़ी मूर्खता में पड़े देखते हैं 
और हम समझते हैं कि तू अवश्य झूठे 
लोगों में से है ।67। 

उसने कहा, हे मेरी जाति ! मुझ में कोई 
मूर्खता नहीं बल्कि मैं तो समस्त लोकों के 
रब्ब की ओर से एक रसूल हूँ ।68। 


! || 


पारः 8 
ASL rior | 4“ आ 2 Ald 
PRSFSIEIEYINNS || 
® & pele 92८ Y हि al (2 FE Tf > FE 
५ 5 PS [ © Voie | 


55 5 5 23:22 se) uke 


आ 
| Sg ARG 7 


rt ६ 2 > | (६८ Tz 2 

2096८ 258 ४5.2. 8॥ 
> ६ ~ 5 2 < ०2 ६ > ¢ 
ड Crier Se] 


४४ REN SS Gass 

065 
४)7५ ३5:55 250 SD INI 
GU 6 $ 3&54- 3 <.. 0 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 





मैं तुम्हें अपने रब्ब के संदेश पहुँचाता हूँ 
और मैं तुम्हारे लिए एक विश्वस्त 
उपदेश देने वाला हूँ ।69। 

क्या तुमने आश्चर्य व्यक्त किया है कि 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की ओर से एक 
अनुस्मारक-ग्रन्थ आया है जो तुम ही में 
से एक पुरुष पर अवतरित हुआ है ताकि 
वह तुम्हें सतर्क करे ? और याद करो 
जब उसने नूह की जाति के बाद तुम्हें 
उत्तराधिकारी बना दिया था और तुम्हें 
वंशवृद्धि के द्वारा बहुत बढ़ाया । अतः 
अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि 
तुम सफलता पा जाओ ।70। 

उन्होंने कहा क्या तू इस कारण हमारे 
पास आया है कि हम केवल एक अल्लाह 
ही की उपासना करें और उनको छोड़ दें 
जिनकी हमारे पूर्वज उपासना किया 
करते थे । अतः यदि तू सच्चों में से है तो 
हमारे पास उसे ले आ जिससे तू हमें 
ड॒राता है ।7।। 

उसने कहा, तुम्हारे रब्ब की ओर से तुम 
पर अपवित्रता और प्रकोप अनिवार्य हो 
चुके हैं । कया तुम मुझ से ऐसे नामों के 
विषय में झगड़ते हो जो तुमने और 
तुम्हारे बाप-दादा ने गढ़ लिए हैं जबकि 
अल्लाह ने उनके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं 
उतारा । अतः प्रतीक्षा करो । निस्सन्देह 
मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में 
से हूँ ।72। 

अतः हमने उसे अपनी कृपा से मुक्ति 
प्रदान की और उनको भी जो उसके साथ 


) पारः § 
हि: कि 24 Gls 7 क ॥ | BE ज। 
C2 ASESG ३०-००) 2 

Oa) 


re 76 कह be 
(9.53 253 Ss desde 
EHH sl} 
35536 22g 25555 

OOS IS eS 


Z (६६६ ~ 2 ~ 


NE oe > 


6 
५ 
\ 
५०८ 
©= 
¢ 
\ 
2 


iz DB] 


herbed ets 
SN ४८५८७ 


Rew 7 
(3७ PO 


~ ° Foie iss 
(६६ w +~ —ीँ ¢ ~ 2X ला (७ 
SR RS 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


थे और हमने उन लोगों की जड़ काट 
डाली जिन्होंने हमारे चिह्लों को झुठलाया 
था और वे (किसी प्रकार) ईमान लाने 
वाले नहीं थे ।73। (रुकू नह) 


और समूद (जाति) की ओर उनके 


भाई सालेह को (भेजा) । उसने 
कहा, हे मेरी जाति ! अल्लाह की 
उपासना करो । तुम्हारे लिए उसके 
सिवा और कोई उपास्य नहीं । 
निस्संदेह तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की 
ओर से एक उज्ज्वल प्रमाण आ चुका 
है । यह अल्लाह की ऊंटनी है, जो 
तुम्हारे लिए एक चिह्न है, अत: इसे 
छोड़ दो कि यह अल्लाह की धरती में 
खाती फिरे और इसे कोई कष्ट न 
पहुँचाओ । अन्यथा इसके परिणाम 
स्वरूप तुम्हें पीड़ाजनक अज़ाब पकड़ 
लेगा ।74।* 

और (उस समय को) याद करो जब 
उसने तुम को आद (जाति) के बाद 
उत्तराधिकारी बनाया और धरती में तुम्हें 
आबाद किया । तुम उसके मैदानों में 
दुर्गो का निर्माण करते हो और घर बनाने 
के लिए पहाड़ तराशते हो । अतः 
अल्लाह की नेमतों को याद करो और 
उपद्रवी बनते हुए धरती में तोड़फोड़ न 
करो ।75। 


[> 
(७७ 
र \ 
ru 
Rl e 
है 
Ee दि 
फए्ए्‌ 
कु 
७०५ 


Ee 27 ह 6: 7 Re केश रत >> हु Ss के 
IEEE ०४८५) ३ ०३3३ 
2 


ZZ नी 
४४८ ७ 


9 


2 03 os 5) है 3s 


~ 


~ ~ 


पदक 35594 ४: 
TEE 32 न! Fl 5 rd (5 दर >> 
Bl 94) Xl 3 35-39 5८ ) १८२ 


७८४2-4५ 233] 





* नाक़्तुल्लाह (अल्लाह की ऊंटनी) से तात्पर्य हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वह ऊँटनी है जिस 
पर सवार हो कर वह लोगों को अपना संदेश पहुँचाया करते थे । जब कुछ दुष्ट सरदारों ने उस ऊँटनी 
की कूँचें काट दीं और उनके संदेश प्रसारण का साधन समाप्त कर दिया तो उसके परिणामस्वरूप 
अज़ाब के पात्र हो गए । कहा जाता है कि नौ सरदार थे जिन्होंने इस बात पर सहमति बनाई थी । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


उसकी जाति में से उन सरदारों ने 
जिन्होंने अहंकार किया था, उन लोगों 
को जो निर्बल समझे जाते थे अर्थात 
उनको जो उनमें से ईमान लाए थे कहा, 
क्या तुम ज्ञान रखते हो कि सालेह अपने 
रब्ब की ओर से पैगम्बर बनाया गया है। 
उन्होंने उत्तर दिया कि वह जिस (संदेश) 
के साथ भेजा गया है हम उस पर अवश्य 
ईमान लाते हैं ।76। 

उन लोगों ने जिन्होंने अहंकार किया था, 
कहा कि जिस पर तुम ईमान लाते हो 
निस्सन्देह हम उसका इनकार करने वाले 
हैं ।77। 

अतः उन्होंने ऊंटनी की कूँचें काट दीं 
और अपने रब्ब के आदेश की अवज्ञा 
की। और कहा, हे सालेह ! यदि तू 
वास्तव में (अल्लाह का) भेजा हुआ है 
तो हमारे पास उसे ले आ जिसका तू हमें 
डरावा देता है ।78। 

अतः उन्हें एक प्रबल भूकम्प ने आ 
पकड़ा । अतः वे अपने घरों में घुटनों के 
बल पड़े रह गए ।79। 

अतः उसने उनसे मुख मोड़ लिया और 
कहा, हे मेरी जाति ! निस्सन्देह मैं तुम्हें 
अपने रब्ब का संदेश पहुँचा चुका हूँ 
और तुम्हें उपदेश दे चुका हूँ । परन्तु 
तुम उपदेश देने वालों को पसन्द नहीं 
करते ।80। 

और लूत को (भी भेजा) जब उसने 
अपनी जाति से कहा, क्या तुम ऐसी 
अश्लीलता करते हो जैसी तुम से 


[| 


पारः 8 


Dd 2, ला \5 


ET SM CSD EE 
RENNES I dE 
20027. 290 CORES Ss T ञ्् 
49205 OL eho O OT 


0653S 


x 7 


७४३ 56८ 9०८55502॥ 9 255७ 
Zz 52 


GS NCSC ERs 
CN] 


i है छ द Er पड [8 
३ |&...2 LN IgG 


~ 2 e | क नी 
Oi 2) Is 


2 है कक 28 Cd बी [६ 2 ! ~~ 
> | RN 2% 37 227 ~ 3% 
gOS BE 

म्र 


5) !5 2] 42 5 7 ५०६१ 
Ys 9 > ९2 
पर] दानक 

®) “hor | OS 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


पहले समस्त जगत में किसी ने नहीं 
की ।8]। 

निस्सन्देह तुम काम-वासना के लिए 
स्त्रियों को छोड़ कर पुरुषों के पास आते 
हो । बल्कि तुम सीमा उल्लंघनकारी 
लोग हो ।82। 

और उसकी जाति का इसके सिवा कोई 
उत्तर न था कि उन्होंने कहा, इनको 
अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो । 
निस्सन्देह ये वे लोग हैं जो बहुत पवित्र 
बनते हैं ।83। 

अतः हमने उसे और उसके परिवार 
को मुक्ति प्रदान की सिवाय उसकी 
पत्नी के, वह पीछे रहने वालों में से 
हो गई ।84। 

और हमने उन पर एक प्रकार की बारिश 
बरसाई । अत: देख कि अपराधियों का 
कैसा अंत होता है ? ।85। 

(रुकू?) 
और मद्यन (जाति) की ओर उनके भाई 
शुऐब को (भेजा) । उसने कहा, हे मेरी 
जाति ! अल्लाह की उपासना करो उसके 
सिवा तुम्हारा कोई उपास्य नहीं । 
निस्सन्देह तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की 
ओर से खुली-खुली निशानी आ चुकी 
है। अतः नाप और तौल पूरा किया करो 
और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया 
करो । और धरती में उसके सुधार के 
पश्चात उपद्रव न फैलाया करो । यदि 
तुम ईमान लाने वाले होते तो यह तुम्हारे 
लिए अच्छा होता ।86। 


! 


पारः 8 
® Ces | 


D5) 


Calg LG 


2 2* 2% 


OO 5 ...« po | ub र gu) 


[ya 44 5 lS 


gl [ae BSE 
ह c Oe ASE OE 


iv 


IC ree } dls 


2 L A 2 
5 ०० ts ॥ 9 
| +$ 3 (Cm CAA +<-०४ ० 


AEN SYS alsa 
3४०० IEIEROND CDS I 
SINE 2.5 EN) 

Se 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


और प्रत्येक मुख्यमार्ग पर उस व्यक्ति 
को धमकाते हुए और अल्लाह के मार्ग से 
रोकते हुए न बैठा करो जो उस पर ईमान 
लाया है, जबकि तुम उस (मार्ग) को 
टेढ़ा (देखना) चाहते हो । और याद 
करो जब तुम बहुत थोड़े थे फिर उसने 
तुम्हारी संख्या वृद्धि कर दी । और 
विचार करो कि उपद्रव मचाने वालों का 
अंत कैसा था ? ।87। 

और यदि तुम में से एक गिरोह उस 
हिदायत पर ईमान ले आया है जिसे दे 
कर मुझे भिजवाया गया । और एक 
गिरोह ऐसा है जो ईमान नहीं लाया, तो 
धैर्य रखो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे 
बीच निर्णय कर दे और वह निर्णय करने 
वालों में सबसे अच्छा है ।88। 


दि पार: 8 


SELES ESC 
BO C3 
SS NE Ce nss 
OE ESI ISHS 

© Cds EES 


5395 ssi EOsS 
5 5 El} 
DTS [ee MRE 57 Wri > ७ 


७9 OSS | I> i > 


5} 4० ०3 


सूरः 7, अल-आ राफ़ )) 


उसकी जाति के उन सरदारों ने जिन्होंने = 
अहंकार किया था कहा, हे शुऐब ! हम he 
अवश्य तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे 
और उन लोगों को भी जो तेरे साथ 
ईमान लाए हैं अथवा तुम अवश्य हमारे 
धर्म में वापस आ जाओगे । उसने कहा, 
क्या तब भी जब कि हम अत्यन्त घृणा 
कर रहे हों ? ।89। 

यदि हम इसके बाद भी तुम्हारे धर्म में 
लौट आएँ जब कि अल्लाह हमें उससे 
मुक्ति प्रदान कर चुका है तब निस्सन्देह 
हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे । 
और हमारे लिए कदापि संभव नहीं कि 
हम उसमें वापस आएँ सिवाए इसके कि 
हमारा रब्ब अल्लाह ऐसा चाहे । हमारा 
रब्ब ज्ञान की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु पर 
हावी है । अल्लाह पर ही हम भरोसा 
करते हैं । हे हमारे रब्ब ! हमारे और 
हमारी जाति के बीच सत्य के साथ 
निर्णय कर दे । और तू निर्णय करने 
वालों में सर्वोत्तम है ।90। 

और उसकी जाति के उन सरदारों ने 
जिन्होंने इनकार किया, कहा कि यदि 
तुमने शुऐब का अनुसरण किया तो तुम 
निस्सन्देह हानि उठाने वाले होगे ।9।। 
तो उन्हें (भी) एक प्रबल भूकम्प ने आ 
पकड़ा । अतः वे अपने घरों में औंधे मुँह 
जा गिरे ।92। 

वे लोग जिन्होंने शुऐब को झुठलाया 
मानो वे कभी उस (धरती) में बसे ही न ६. 
थे । जिन लोगों ने शुऐब को झुठलाया 


पारः 9 


dsl SS 
Cg 2 
FOS be Cal ssl 


dia SE HEEL 


| 


~ 


3 


G5 


~ 


< 9 9 


~ । 


2 + ~ ३ w 
SCS US 
OFS 3 


Ut SSDI 


I WIZ (६८३६ 229 
७०७०१ >> |3) 25S) fan 
slp eb els 


2 
ZC 7 «el > ~ 
(६०२२-०९ )|2 


95 05 Cn DC 


lol ee | Fie Ci हा (६8 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 
वही हानि उठाने वाले थे ।93। 


अतः उसने उनसे मुख मोड़ लिया और 
कहा, हे मेरी जाति ! निस्सन्देह मैं तुम्हें 
अपने रब्ब के सभी संदेश भली भाँति 
पहुँचा चुका हूँ और तुम्हें उपदेश दे चुका 
हूँ । अतः मैं इनकार करने वाले लोगों 
पर कैसे खेद प्रकट करूँ ? ।94। 

(रुकू) 
और हमने किसी बस्ती में जब भी कोई 
नबी भेजा, उसके रहनेवालों को कभी 
तंगी और कभी पीड़ा के द्वारा पकड़ 
लिया ताकि वे गिड़गिड़ाएँ ।95। 


फिर हमने बुरी हालत को अच्छी 
हालत से बदल दिया । यहाँ तक कि 
उन्होंने (उसे) अनदेखा कर दिया और 
कहने लगे कि (पहले भी) हमारे 
पूर्वजों को कष्ट और आराम पहुँचा 
करता था । अतः हमने उनको सहसा 
पकड़ लिया जबकि वे कुछ समझ नहीं 
पाये थे ।96। 

और यदि बस्तियों वाले ईमान ले आते 
और तक़वा धारण करते तो हम अवश्य 
उन पर आसमान से भी और धरती से भी 
बरकतों के द्वार खोल देते । परन्तु उन्होंने 
झुठला दिया । अतः हमने उनको उसकी 
दण्ड के रूप में जो वे कमाई किया करते 
थे पकड़ लिया ।97। 

तो क्या बस्तियों के रहने वाले इस बात 
से सुरक्षित हैं कि हमारा अज़ाब उनको 


पारः 9 

OP 2 
| 

३5 ०%) % [BF > २ $47 

EZ BR £ 5 ~~ » Cl DR #2१57 

हु SB > 2०...) Ak | 


)) 


हः ) 35 | ०% @ | 465५ द 
द्‌ ORS 4 # 25» 


bss sale oO Oss 
ANE Sega 
(3 REE है | ना rf 5 ~ 
2४७०-५० Bigs ye 

OOHSGISE 


८:20 sri stoet 





सूरः 7, अल-आ राफ़ )॥ | पार: 9 
रात्रि के समय पकड़ ले जबकि वे सोए 6४ 55 885 
हुए हों ।98। a के 
और क्‍या बस्तियों वाले इस बात से CSCS 


सुरक्षित हैं कि हमारा अज़ाब उन्हें ऐसे 
समय आ पकड़े कि (जब) दिन चढ़ 
आया हो और वे खेल कूद में व्यस्त 
हों ।99। 
अतः क्या वे अल्लाह की योजना से 
सुरक्षित हैं । अतः अल्लाह की योजना से 
सिवाय हानि उठाने वाले लोगों के कोई 
सुरक्षित बोध नहीं करता ।00| 

(रुकू >) 
और जिन्होंने धरती को उसमें बसने 
वालों के पश्चात्‌ उत्तराधिकार में प्राप्त 
किया, क्या उन लोगों को यह बात 
हिदायत न दे सकी कि यदि हम चाहें 
तो उन्हें उनके पापों के परिणाम स्वरूप 
दंड दें और उनके दिलों पर मुहर कर 
दें। फिर वे कुछ सुन (और समझ) न 
सकें ।।0। 
ये वे बस्तियाँ हैं जिनके समाचारों में से 
कुछ हम तेरे सामने वर्णन करते हैं । और 
निस्सन्देह उनके पास उनके रसूल खुले 
खुले चिह्न ले कर आए थे । परन्तु वे इस 
योग्य नहीं बन पाए कि उन पर ईमान 
लाएँ, क्योंकि वे इससे पहले (भी रसूलों 
को) झुठला चुके थे । इसी प्रकार 
अल्लाह काफ़िरों के दिलों पर मुहर 
लगाता है ।।02। 
और हमने उनमें से अधिकांश को किसी 
प्रतिज्ञा की रक्षा करते नहीं देखा और 


red PF CE SF 7 


OI) + १2४० 
450 55८ s6YS all Ss FA 
ह 3908 ss) 


spends 
58% > PE < uke E55 » 24% 
Sg EDS 2 »-३ 


OO Y 


~ 


ट ६३ RSS >> 5 24: रे CSU पि 
Esai ss 
[i Z उ EE ६ 

Ls य्न DSSS 

+ ie % nh . हर ८ > 2 2° 
el giS ८9५52 | ६- 

iE 
नल 

is 
0,5 


> ~€ 5372 w 2 है: 5 २ [si ~ ~ 
Ol 2७८८४ »« FS ४५००० १८३ 


सूरः 7, अल-आ राफ़ [| पारः 9 


निस्सन्देह हमने उनमें से अधिकांश को CN 54 6 
दुराचारी पाया ।03। 

फिर उनके बाद हमने मूसा को अपने ,! 
चिल्लो के साथ फिरऔन और उसके Fr MAT 
सरदारों की ओर भेजा तो उन्होंने उन ८७ ७2 5०४४ ५८5 9 <°) 9८) 
(चिल्लो) के साथ अन्याय किया । 23. 04:82 aE EE 
अतः देख कि उपद्रवियों का अंत कैसा DANAE 
था ।।04। 


ioe + | | > > 57 {> 24 ४ 
(७ / 
| (4८ Pr ol he Dred 


7 ee 


और मूसा ड कहा, हे फ़िरऔन ! i Ss NERS SN ds 
निस्सन्देह मैं समस्त लोकों के रब्ब की } EER: 
ओर से एक रसूल हूँ ।।05। SSS So 


मुझ पर अनिवार्य है कि अल्लाह के बारे | alle Fi 5 iE FN 
में सत्य के अतिरिक्त कुछ न कहूँ। , , Ro oe 
निस्सन्देह मैं तुम्हारे रब्ब की ओर से ५/5४ ४-५-५ >> ५8 \ 5) 


एक उज्ज्वल चिह्न ले कर आया हुँ । 2 i TIE 
हि थ कु ह्‌ ७9४५) gen) ५४५०४ ०० 
अतः तू मेरे सथ बनी-इस्राईल को भेज § 

दे ।06। 


उसने कहा, यदि तू एक भी चिह लाया ८. 62५७८६, ८5: | ॥5 
है तो उसे पेश कर यदि तू सच्चों में से i Fo 

है |।07| 
तब उसने अपनी लाठी फेंकी तो सहसा ६2: 4-2 CE HES Ld 
बह स्पष्ट दिखाई देने वाला अजगर बन Es 
गया ।08। 

और उसने अपना हाथ निकाला तो a AN गे र 
सहसा वह देखने वालों को सफ़ेद दिखाई d 

देने लगा ।09। (रुकू 


: आयत ।08-09 में वर्णित दो चिह्न उन नौ चिह्रों में से हैं जो हज़रत मूसा व हारून अलै. को 
अल्लाह तआला की ओर से प्राप्त हए थे । अन्य आयतों से पता चलता है कि निश्चित रूप से लाठी 
साँप नहीं बनी थी बल्कि देखने वालों की दृष्टि अल्लाह तआला के चमत्कार के फलस्वरूप लाठी को 
सँप देख रही थी । यही हाल हाथ का भी था कि हज़रत मूसा अलै. के हाथ का रंग वही था जो 
उसका प्राकृतिक रूप से था परन्तु चिह्न स्वरूप देखने वालों को दमकता हुआ दिखाई दिया । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ [|| पारः 9 


फ़िरऔन की जाति के सरदारों ने {५ ६|६ 35}3 75 Eb] iE 
कहा, निस्सन्देह यह एक कुशल SD POPE 
जादूगर है ।।0| a a 


वह चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे देश से ६ :ह_ ८ 5: id 555 ६ 
निकाल दे । (इस पर फ़िरऔन बोला) तो FRR 


फिर तुम क्या परामर्श देते हो ? ।।]7। O56 
उन्होंने कहा कि इसे और इसके भाईको _३ phos aes 56 
कुछ ढील दे और विभिन्न शहरों में एकत्र Do Ro 
करने वालों को भेज दे ।।2| CR ९०; 

वे तेरे पास हर एक प्रकार के कुशल ES 


जादूगर ले आएँ ।।.3। 
और फ़िरऔन के पास जादूगर आए और (८5|| 56 5 3573६८4: FE 
उन्होंने कहा, यदि हम ही विजयी हो ge 

गए तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई ORAS ESE ONAN 
बड़ा प्रतिफल होगा ।।।4। 

उसने कहा, हाँ ! अवश्य तुम निकटस्थों ७७, 550 226 5 ६ i 
में भी हो जाओगे ।।5। 

उन्होंने कहा, हे मूसा ! या तो तू 55) 3856 0 sisi 
(पहले) फेंक अथवा हम (पहले) फेंकने Cs FE 


5) i) > eT x £ PE 
वाले बनें ।।6। SEEN OHS 
DEONDDDS 


उसने कहा तुम फेंको । अतः जब ८2[|372..८।35 66 | FE 
उन्होंने फेंका तो लोगों की आँखों पर गे < “5 
जादू कर दिया और उन्हें बहुत डरा ५222 23 0 23% हा sg 
दिया । और वे एक बहुत बड़ा जादू O25 
लाए ।।।7। 

और हमने मूसा की ओर वहइ की कि ९5) 236 IC 35 
तू अपनी लाठी फेंक । अतः सहसा वह C0 उ 

उस झूठ को निगलने लगा जो वे गढ़ SOLES »।|3 
रहे थे ।।।8।ˆ 


१ आयत सं. ।7-78 में अरबी शब्द सिह (जादू) की वास्तविकता स्पष्ट कर दी गई है । सहरू 
अ युनन्नासि (लोगों की आँखों पर जादू कर दिया) कह कर बताया गया है कि उन की आँखों+ 


~ 





सूरः 7, अल-आ राफ़ 


अतः सत्य सिद्ध हो गया और जो कुछ वे 
करते थे झूठ निकला ।।।9। 


इस प्रकार वे पराजित कर दिए गए और 
अपमानित हो कर लौटे ।।20| 

और जादूगर सजदः की अवस्था में गिरा 
दिए गए ।।2| 

उन्होंने कहा, हम समस्त लोकों के रब्ब 
पर ईमान ले आए हैं ।।22। 

जो मूसा और हारून का भी रब्ब 
है ।।23| 

फ़िरऔन ने कहा, क्या तुम इस पर 
ईमान ले आए हो इसके पूर्व कि मैं 
तुम्हे आज्ञा देता । निस्सन्देह यह एक 
षड्यन्त्र है जो तुमने नगर में रचा है 
ताकि उसके निवासियों को उसमें से 
निकाल ले जाओ । अत: शीघ्र ही तुम 
जान लोगे ।।24| 

मैं अवश्य तुम्हारे हाथ और पाँव 
विपरीत दिशाओं से काट दूँगा फिर 
अवश्य तुम सब को इकट्ठा सूली पर 
चढ़ा दूँगा ।।25। 

उन्होंने कहा, निस्सन्देह हम अपने 
रब्ब ही की ओर लौट कर जाने वाले 
हैं ।26। 

और तू हम पर केवल यही व्यंग कसता 
है कि हम अपने रब्ब के निशानों पर 


! | पारः 9 


XA 
रा! US ~~ ७ 2 


5 _ ६55 
6 Les ; 
3७85४ ६5305 | 2245 


iS G 


y 


Os HEHE 


~, 2 I 2 > ७ ~ 
OO 389, ५०95 >) 


ZF | 


5 > 2 Dr se हर [$ 
ONS So 


$ ३४४,४६३ (५६८ १८ 
Gis Sat] >< 
E ४8 है aT कक > 22 द ००,52 रह 
el es lard eel 

(७96 ues | NE 2.3 
> Me sz I i I a5 PS ४९४ 
(४ >०० 2१ ४2-०६ 3 


ATW RA 7 
EE ~ ~ Ea 
+~ 


Oi ISS 


SOG SHEN 





«पर एक प्रकार का सम्मोहन सा हो गया था जबकि उनकी रस्सियाँ उसी प्रकार रस्सियाँ ही थीं। 
हज़रत मूसा अलै. पर भी उसका प्रभाव था, परन्तु जब अल्लाह तआला ने लाठी फेंकने का आदेश 
दिया तो सहसा उन जादूगरों का जादू टूट गया और देखने वालों के मस्तिष्कों से उनका प्रभाव 


समाप्त हो गया । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


ईमान ले आए जब वे हमारे पास आए । 
हे हमारे रब्ब ! हमें धैर्य प्रदान कर और 
हमें मुसलमान होने की अवस्था में मृत्यु 
दे ।27। (सुकू प) 

और फ़िरऔन की जाति के सरदारों ने 
कहा, क्या तू मूसा और उसकी जाति को 
खुला छोड़ देगा कि वे धरती में उपद्रव 
करते फिरे और वे तुझे और तेरे उपास्यो 
को भी छोड़ दें । उसने कहा, हम अवश्य 
निर्दयता पूर्वक उनके पुत्रों का वध करेंगे 
और उनकी स्त्रियों को जीवित रखेंगे 
और निस्सन्देह हम उनके प्रति अत्यन्त 
निष्ठुर हैं ।।28| 

मूसा ने अपनी जाति से कहा कि अल्लाह 
से सहायता चाहो और धैर्य रखो । 
निस्सन्देह राज्य अल्लाह ही का है, वह 
अपने भक्तों में से जिसे चाहेगा उसका 
उत्तराधिकारी बना देगा और शुभ-अंत 
मुत्तक्रियों का ही हुआ करता है ।29। 
उन्होंने कहा, हमारे पास तेरे आने से 
पहले भी और हमारे पास तेरे आ जाने के 
बाद भी हमें दुःख दिया गया । उसने 
कहा, संभव है कि तुम्हारा रब्ब तुम्हारे 
शत्रुओं का विनाश कर दे और तुम्हें 


राज्य में उत्तराधिकारी बना दे, फिर वह & 


देखे कि तुम कैसे कर्म करते हो ।।30| 

(रुकू ठ) 
और निस्सन्देह हमने फ़िरऔन के वंशज 
को अकाल के द्वारा और फलों में हानि 
के द्वारा पकड़ लिया ताकि वे उपदेश 
ग्रहण करें ।।3।| 


!9) पारः 9 


लॉ 


SR CE + वाई 
By sistke | ts Ese 
)६ £ Cela > 22 


& ~~ 
£ 


PSE NID SNE 


OPINED 
Aw SE ५ \§ b SB |. छ| 75% श्र 
हक ह। a क| | ]) के कह 


0535 


|] Z (5 
MOAB POG 


ड AS hd NEE ss 2८2 
& OPIN SY | ३-००! 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


अतः जब उनके पास कोई भलाई आती 
थी तो वे कहते थे, यह हमारे लिए ही है 
और जब उन्हें कोई संकट पहुँचता तो वे 
उसे मूसा और उसके साथियों का अमंगल 
ठहराते । सावधान ! उनके अमंगल का 
आज्ञापत्र अल्लाह ही के पास है । परन्तु 
उनमें से अधिकतर नहीं जानते ।।32। 
और उन्होंने कहा, तू जो भी चाहे चिह्न 
ले आ ताकि तू उसके द्वारा हमें 
सम्मोहित कर दे तब भी हम तुझ पर 
कदापि ईमान लाने वाले नहीं ।।33। 
अतः हमने उन पर तूफ़ान भेजा और 
टिट्टी दल और जूएँ और मेंढक और खून 
भी, (भेजा) जो पृथक-पृथक चिह्न थे । 
तब भी उन्होंने अहंकार किया और वे 
अपराधी लोग थे ।।34। 


और जब भी उन पर अज़ाब आता वे 
कहते हे मूसा ! हमारे लिए अपने रब्ब 
से उस वादा के नाम पर जो उसने तेरे 
साथ किया है, दुआ कर । अतः यदि 
तूने हमसे यह अज़ाब टाल दिया तो 
हम अवश्य तेरी बात मान लेंगे और 
अवश्य बनी-इख्राईल को तेरे साथ भेज 
देंगे ।35। 

अत: जब हमने उनसे अज़ाब को एक 
निर्धारित अवधि तक टाल दिया जिस 
तक उन्हें हर हाल में पहुंचना था, तो 
सहसा वे वचन-भंग करने लगे ।।36| 
अतः हमने उनसे प्रतिशोध लिया और 
उन्हें समुद्र में डुबो दिया । क्योंकि 


!} | पारः 9 


हट (| ८ 5 $१: 2S ् D4 द ७ 
9% | eS st 


73+ ट्र् EM 4० » ६ (३ 
© Co < CS Us 


5s < age HEE 
i 05 EES is 
CEILS CSE LAs i 

~ 22) 5 Ie Er] FE 57 £ Lo ed 
oe NEP gles 
opie EE 


2 
है 


MEH Api 
ed 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


उन्होंने हमारे चिह्नों को झुठला दिया था 
और वे उनसे बेपरवाह थे ।।37। 

और हमने उन लोगों को जो (धरती में) 
निर्बल समझे गए थे उस धरती के पूर्व 
और पश्चिम का उत्तराधिकारी बना 
दिया जिसे हमने बरकत दी थी । और 
बनी-इस्राईल के पक्ष में तेरे रब्ब की 
अच्छी बातें उस धैर्य के कारण पूरी हुई 
जो वे किया करते थे । और जो 
फ़िरऔन और उसकी जाति (के लोग) 
बनाया करते थे और जो ऊँचे भवन वे 
निर्माण किया करते थे उनको हम ने 
नष्ट कर दिया ।38। 

और हम बनी-इस्राईल को समुद्र के पार 
ले आए । फिर एक ऐसी जाति के 
निकट से उनका गुज़र हुआ जो अपनी 
मूर्तियां के समक्ष (उन की उपासना 
करते हुए) बैठी थी । उन्होंने कहा, हे 
मूसा ! हमारे लिए भी वैसा ही उपास्य 
बना दे जैसे उनके उपास्य हैं, उसने 
उत्तर दिया कि निस्संदेह तुम बड़े मूर्ख 
लोग हो ।।39| 

निस्सन्देह ये लोग जिस अवस्था में हैं वह 
नष्ट हो जाने वाली है और जो कर्म वे 
करते हैं वह मिथ्या है ।।40| 

उसने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा 
तुम्हारे लिए कोई उपास्य पसन्द कर सकता 
हुँ? जबकि वही है जिसने तुम्हें समस्त 
जगत पर श्रेष्ठता प्रदान की है ।4]| 

और (याद करो) जब हमने तुम्हें फ़िरऔन 
की जाति से मुक्ति प्रदान की जो तुम्हें 


RR पारः 9 


OEE SESS 
SS CaN Fl ७४555 
iN CB ts 
> 6 46% Us (८ Es (अत gr 
०.०9 GIS A ga 
rd ce i Mil 
~ |; (8 8222 527 2० (2 Tz > 
88७ ४ 55५ gree ne) 


| रद Me 7223 5 5 द 28 
eS | ; डे | ४2००० | [$ ८. 
0 fe 0 ९ ७. | ps 
OS HI) )| 


ना ~ T 


i ह 2 2 [4 Fo र g 
2353 bb CEG) 


६६ 


coped 
BFW IEG 
S Ss ; ।२ kG SES ला 8% 


575 ® | > w ०» 2 (०८२ rE 
CST sl 3 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


बहुत कठोर यातना देती थी । वे तुम्हारे 
पुत्रों की निदयता पूर्वक हत्या करते थे 
और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रखते थे 
और उसमें तुम्हारे रब्ब की ओर से बहुत 
बड़ी परीक्षा थी ।42। (रुकू) 

और हमने मूसा के साथ तीस रातों का 
वादा किया और उन्हें दस (अतिरिक्त 
रातों) के साथ सम्पूर्ण किया । अतः 
उसके रब्ब की निर्धारित अवधि चालीस 
रातों में पूरी हुई । और मूसा ने अपने 
भाई हारून से कहा कि मेरी जाति में 
मेरा कार्यवाहक बन और (उनका) 
सुधार कर तथा उपद्रवियों के पथ का 
अनुसरण न कर ।।43। 

और जब मूसा हमारे निर्धारित समय पर 
उपस्थित हुआ और उसके रब्ब ने उससे 
वार्तालाप किया तो उसने कहा, हे मेरे 
रब्ब ! मुझे दिखला दे कि मैं तेरी ओर 
आँख भर देखूँ । उसने कहा, तू कदापि 
मुझे न देख सकेगा । परन्तु तू पर्वत की 
ओर देख, यदि यह अपने स्थान पर स्थिर 
रहा तो फिर तू भी मुझे देख सकेगा । 
अत: जब उसके रब्ब ने पर्वत पर जल्वा 
दिखाया तो उसे टुकड़े-ट्कड़े कर दिया 
और मूसा मूर्छित हो कर गिर पड़ा । 
अतः जब वह होश में आया तो उसने 
कहा, पवित्र है तू । मैं तेरी ओर 
प्रायश्चित करते हुए आता हूँ और मैं 
मोमिनों में सर्वप्रथम हूँ ।।44]* 


(6) | 


पार; 9 


ied ER 3. ऑन: 


PEs रे | 5 | 5 ~ SN %१ >-२2 


56 3 oe 


ह © sb 55 RF pC 
(Ee | 52 £ CE > (६ 5 |~ 
CVSS E99 


C2, 7 


4९४ ४) | ५2००. EY) pe >a) a) 
GAIA 3 ४४ ०५ 
Cyc} 


Pd द Ld 
EE टट ७, इद 4८: be 4६९2 


> 
है; 2६5७ Cs Es र I 
9 ~ 59 
IF 6s 5 < 2०2 
७७-25 





४: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने सरल स्वभाव के कारण यह विचार करते थे कि यदि अल्लाह चाहे 
तो वह अल्लाह तआला को भौतिक आँख से भी देख सकेंगे । अत: इस माँग पर अल्लाह तआला ने+ 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


उसने कहा, हे मूसा ! निस्सन्देह मैंने 
तुझे अपने संदेशों और वाणी के द्वारा सब 
लोगों पर श्रेष्ठता प्रदान की है । अतः 
उसे पकड़े रख जो मैंने तुझे दिया और 
कृतज्ञों में से होजा ।।45। 

और हमने उसके लिए तख्तियों में हर 
चीज़ लिख रखी थी (जो) उपदेश के 
रूप में थी और हर चीज़ की विवरण 
प्रस्तुत करने वाली थी । अतः दृढ़ता 
पूर्वक उसे पकड़ ले और अपनी जाति 
को आदेश दे कि इस शिक्षा के 
सर्वोत्तम पहलुओं को थामे रखें । मैं 
शीघ्र तुम्हें दुराचारियों का घर भी 
दिखा दूँगा ।46| 

मैं उन लोगों (के ध्यान) को अपनी 
आयतों से फेर दूँगा जो अनुचित धरती 
में अहंकार करते हैं । और यदि वे 
प्रत्येक चिह्न को भी देख लें तो उस पर 
ईमान नहीं लाते । और यदि वे हिदायत 
का मार्ग देखें तो उसे मार्ग के रूप में 
नहीं अपनाते । हालाँकि यदि वे 
पथभ्रष्टता का मार्ग देख लें तो उसे मार्ग 
के रूप में अपना लेते हैं । यह इस 
कारण है कि उन्होंने हमारे चिल्लों को 
झुठला दिया और वे उनसे बे-परवाह 
रहने वाले थे ।।47। 

और वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को 
और परलोक की भेंट को झुठला दिया, 


! | | पारः 9 


deisel 3) sed 
ee ५5) 9 SO” | 
SRS ES SEEING 
gC IN BIE 
Usiis 5 sad fi Le 
BAERS EES 
ONIN 565 ys 


BOISE Mss 
SISOS ili ०४ ४) 
EOS ७.४५ EN 
Ol ols ०. ०३-२० ४ 
RN 
OEE SEIS 


{> 5} ~ [5 22 ६ £ I ~ 
SNEED IDS 





«कहा कि मनुष्य तो बिजली की कड़क को भी सहन कर नहीं सकता तो अल्लाह तआला का चेहरा 
कैसे देख सकता है । अत: एक चिह्न स्वरूप जब पर्वत पर बिजली गिरी तो हज़रत मूसा मूर्छित हो 
गए । फिर जब होश आई तो प्रायश्चित करते हुए अल्लाह तआला की ओर झुके । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


उनके कर्म नष्ट हो गए । उन्हें अपने कर्म 
के सिवा अन्य कोई प्रतिफल नहीं दिया 
जाएगा ।48। (रुकू 7) 

और मूसा की जाति ने उसके पीछे अपने 
आभूषणों से एक ऐसे बछड़े को 
(उपास्य) बना लिया जो एक (निर्जीव) 
शरीर था, जिससे बछड़े की सी आवाज़ 
निकलती थी । क्या उन्होंने विचार नहीं 
किया कि वह न उनसे बात करता है 
और न उन्हें (सीधे) मार्ग की हिदायत 
देता है । वे उसे पकड़ बैठे और वे 
अत्याचार करने वाले थे ।।49| 

और जब वे लज्जित हो गए और उन्होंने 
जान लिया कि वे पथभ्रष्ट हो चुके हैं तो 
उन्होंने कहा, यदि हमारे रब्ब ने हम पर 
दया न की और हमें क्षमा न किया तो 
हम अवश्य हानि उठाने वालों में से हो 
जाएँगे ।।50| 

और जब मूसा अपनी जाती की ओर 
अत्यन्त क्रोधित होकर खेद प्रकट करता 
हुआ लौटा तो उसने कहा, मेरे पश्चात्‌ 
तुम लोगों ने मेरा बहुत बुरा 
प्रतिनिधित्व किया है । क्या तुमने अपने 
रब्ब के आदेश के बारे में शीघ्रता से 
काम लिया ? और उसने तख्तियाँ 
(नीचे) डाल दीं और उसने अपने भाई 
को अपनी ओर खींचते हुए उस के सिर 
को पकड़ा । उसने कहा, हे मेरी माँ के 
बेटे ! निस्सन्देह जाति ने मुझे विवश 
कर दिया और संभव था कि वे मेरा वध 
कर देते । अतः मुझे शत्रुओं की हंसी 


१) | 


पार; 9 


Fie Ss is be SIS Bd ~~ 
yl O32 (० oO Ves 


हि 5 (0 PE ~ 2“ | | E ८६ 
Y 

5% g | ~ 

Dd > 


sel wR > 
0 (2 9 2०९ ७४2५७ १4 BE AN) 
| 


बडा 5 बा >नी 


PSI SUNS 


रु ~ » 0 ~ > > 37 ie gel RI 2 
हि ~~ 2 Ae ४३ SY 


ह कि 


CNIS $3 2.9 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


का पात्र न बना और मुझे अत्याचारियों 
की श्रेणी में गिन ।।57| 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मुझे और मेरे 
भाई को भी क्षमा कर दे और हमें अपनी 


दया में प्रविष्ट कर । और तू दया करने € 


वालों में सबसे बढ़ कर दया करने वाला 
है ॥52। (रुकू -है) 

निस्सन्देह वे लोग जो बछड़े को पकड़ 
बैठे उन्हें अवश्य उनके रब्ब का क्रोध 
और भौतिक जीवन में अपमान भी 
पहुँचेगा । और इसी प्रकार हम झूठ गढ़ने 
वालों को प्रतिफल दिया करते हैं ।53। 
और वे लोग जिन्होंने बुराइयाँ कों फिर 
उसके बाद प्रायश्चित कर लिया और 
ईमान लाए । निस्सन्देह तेरा रब्ब उसके 
बाद भी अत्यन्त क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।। 54। 

और जब मूसा का क्रोध शान्त हुआ तो 
उसने तख्तियाँ पकड़ लीं और उनकी 
लिखितों में हिदायत और कृपा उन लोगों 
के लिए थी जो अपने रब्ब का भय रखते 
हैं ।]55| 

और मूसा ने हमारे निर्धारित समय के 
लिए अपनी जाति के सत्तर व्यक्तियों का 
चयन किया । अतः जब उनको भूकम्प 
ने पकड़ा तो उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! 
यदि तू चाहता तो इससे पूर्व ही इन सब 
को और मुझे भी नष्ट कर देता । क्या तू 
उस कर्म के कारण जो हमारे मूर्खो से हो 
गया, हमें नष्ट कर देगा ? निस्सन्देह यह 
तेरी ओर से एक परीक्षा है । तू इस 


EE 


पारः 9 


EM NE 
CIO 339७ ss) OLE 
७2५० HEIL ५९७: 
CE EE ca 6 
5५5 3 333524 Dy Sas 
OR Siac AS ८७०८४ CN 
CN Lea 
ESRI EMEA EEN 


Re 


f> | लच 55 पक 
Cr 9 BS 


७2 


Bx) i 


ETN FE CSSES 


5 2 
~ 


C35 EHS 
७6:६5 2७ a 


5 
Ep Rr 
JEANIE GE 
UL seals 23 

NST GS 
ied 265४ 20 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


)| | 


पार; 9 





(परीक्षा) के द्वारा जिसे चाहता है 
पथभ्रष्ट ठहराता है और जिसे चाहता है 
हिदायत प्रदान करता है । तू ही हमारा 
संरक्षक है । अतः हमें क्षमा कर दे और 
हम पर दया कर । और तू क्षमा करने 
वालों में सर्वोत्तम है ।।56। 

और हमारे लिए इस संसार में भी भलाई 
लिख दे और परलोक में भी । निस्सन्देह 
हम तेरी ओर (प्रायश्चित करते हुए) आ 
गए हैं । उसने कहा, मेरा अज़ाब वह है 
कि जिस पर मैं चाहूँ उसे डाल देता हूँ । 
और मेरी दया प्रत्येक वस्तु पर छाई है । 
अतः मैं उस दया को उन लोगों के लिए 
निश्चित कर दूँगा जो तक़वा धारण 
करते हैं और ज़कात देते हैं । और वे जो 
हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं ।।57। 
जो इस रसूल, निरक्षर नबी पर ईमान 
लाते हैं जिस का (वर्णन) वे अपने पास 
तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते 
हैं। वह उनको नेक बातों का आदेश देता 
है और उन्हें बुरी बातों से रोकता है । 
और उनके लिए पवित्र चीज़ें हलाल 
घोषित करता है और उनपर अपवित्र 
चीज़ें हराम घोषित करता है । और उनसे 
उनके बोझ और तौक़ उतार देता है जो 
उन पर पड़े हए थे । अतः वे लोग जो उस 
पर ईमान लाते हैं और उसे सम्मान देते हैं 
और उसकी सहायता करते हैं और उस 
नूर का अनुसरण करते हैं जो उसके साथ 
उतारा गया है । यही वे लोग हैं जो सफल 
होने वाले हैं ।58। (रुकू -6) 


> Fe ~ 


ts 55320» a 
FAERIE SEC 


NOH Ds 
७ ८0५५ ४७: 


HON Oa 

43405 sll 
SBA “CSIs NS 
नी _ 6 IEEE 
Lege 2535 NB I OS 
shy) Ses EBS Ey 


IR T+ 


[ श्र 


GOES REPS TUE 

loa esa gs 5 4 कक 
iis | De is | 5 | 

१ 

E Sis) 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


तू कह दे कि हे लोगो ! निस्सन्देह मैं तुम 
सबकी ओर अल्लाह का रसूल हूँ जिसके 
अधीन आसमानों और धरती की 
बादशाही है । उसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं । वह जीवित करता है और 
मारता भी है । अतः अल्लाह पर और 
उसके रसूल, निरक्षर नबी पर ईमान ले 
आओ जो अल्लाह पर और उसको बातों 
पर ईमान रखता है । और उसी का 
अनुसरण करो ताकि तुम हिदायत पा 
जाओ ।59। 

और मूसा की जाति में भी कुछ ऐसे लोग 
थे जो सच्चाई के साथ (लोगों को) 
हिदायत देते थे और उसी के द्वारा न्याय 
करते थे ।60। 

और हमने उनको बारह क़्बीलों 
अर्थात जातियों में विभाजित कर 
दिया और जब मूसा से उसकी जाति 
ने पानी माँगा तो हमने उसकी ओर 
वहइ की कि चट्टान पर अपनी लाठी 
से प्रहार कर, तो उससे बारह स्रोत 
फूट पड़े और सब लोगों ने अपने 
अपने पीने का स्थान ज्ञात कर लिया। 
और हमने उन पर बादलों की छाया 
की और उन पर मन्न और सल्वा 
उतारे । (और कहा कि) जो कुछ 
हमने तुम्हें जीविका प्रदान की है 
उसमें से पवित्र चीज़ें खाओ । और 
उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया 
बल्कि वे स्वयं अपनी जानों पर 
अत्याचार करने वाले थे ।।6। 


} | | पारः 9 


AOS FONE 
DoS CTA 
Sd SMDIS Leis 


CCF YAN 353 5500।| Hal 


~ 


SCE EOI 540 “०52 
७6357 

GOI lr 90 (%_ 23 
OOH 9 


| Ws a 5 US | FOYT 
eons stil Ei 
EC 


ee ese REN PE 


(६2 57 Re डे 2 ~~ f. 
os ER | rw) 


vldsemde Eel 


ANS ~ 


Gs 5) 65 ५२४३ ys |S 
ह| | 5 A 9 \ | 9०० 5 
® 6 js 5 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


और (याद करो) जब उनसे कहा गया 
कि इस बस्ती में रहो और इसमें से जहाँ 
से चाहो खाओ । और कहो (हे 
अल्लाह!) हमें क्षमा कर दे और 
आज्ञापालन करते हए मुख्यद्वार में प्रवेश 
कर जाओ । हम तुम्हारी गल्तियाँ क्षमा 
कर देंगे, हम उपकार करने वालों को 
अवश्य बढ़ाएँगे ।।62। 

तो उनमें से जिन लोगों ने अत्याचार 
किया, (उसे) एक ऐसे कथन से बदल 
दिया जो उन्हें नहीं कहा गया था । इस 


पर हमने उन पर उस अत्याचार के 
कारण जो वे किया करते थे आकाश से ' 


अज़ाब उतारा ॥63। (रुकू +7) 
और तू उनसे उस बस्ती (वालों) के 


बारे में पूछ जो समुद्र के किनारे स्थित , 


पारः 9 


५658 Boal SNS 
PrSErSNE EFS 


2 pee Tz 


25222 2 sila DE 


Ce 5+ 52 AS £ ~ 
OE “२ 7-० 


75% 5% 2 2 


DX DED SS) al ९ Ei U) 
ey ges 


CRE 
) ss 9 E [ ० be | 


3 Ed KE > es ia ~ i 5 Z # 04 दी 
Cis US ७८ 
7 , 7 | 


थी जब वे (नस्ती वाले) सन्त के ६४४७5] 095255) 72 


विषय में (आदेश का) उल्लंघन किया 
करते थे। जब उनके पास उनके सब्त 


के दिन उनकी मछलियाँ झुँड के झुँड £६ 


आती थीं और जिस दिन वे सन्त नहीं 


करते थे वे उनके पास नहीं आती थीं । f 


वे जो कुकर्म किया करते थे उसके 
कारण इसी प्रकार हम उनकी परीक्षा 
करते रहे ।।64| 


और (याद करो) जब उनमें से एक ८7 op On 6: 


गिरोह ने कहा, तुम क्यों ऐसे लोगों को 


उपदेश देते हो जिन्हें अल्लाह नष्ट करने > 5-2 | 2-4९.६4 4 
FC BRIS 


वाला है अथवा कठोर अज़ाब देने वाला 
है । उन्होंने कहा, तुम्हारे रब्ब के समक्ष 
दोषमुक्त होने के लिए (हम ऐसा करते 


Z 5 7427 2x4 


tZ27 rr ri [eo > 
[929 es oes [926 


a ES Ses ered 


Cope 4 


he, 
€ 
कि, 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


हैं) और इस उद्देश्य से कि संभवत: वे 
तक़वा धारण करें ।65। 

अतः जब उन्होंने उसे भुला दिया 
जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी तो 
हमने उनको बचा लिया जो बुराई से 
रोका करते थे । और जिन्होंने 
अत्याचार किया उनके कुकर्मा के 
कारण उन लोगों को एक कठोर अज़ाब 
में जकड़ लिया ।।66। 

जब फिर भी उन्होंने इस विषय में अवज्ञा 
की, जिससे उनको रोका गया था तो 
हमने उन्हें कहा तुम नीच बन्दर बन 
जाओ ॥67। 

और (याद करो) जब तेरे रब्ब ने यह 
सार्वजनिक घोषणा की कि वह अवश्य 
उन पर क़यामत तक ऐसे लोग नियुक्त 
करता रहेगा जो उन्हें कठोर अज़ाब देते 
रहेंगे। निस्सन्देह तेरा रब्ब दंड देने में 
बहुत तेज़ है । हालाँकि वह निश्चय ही 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला है ।।68| 

और हमने उन्हें धरती पर विभिन्न 
जातियों में विभाजित कर दिया । उनमें 
नेक लोग भी थे और उन्हीं में इस से 
भिन्न भी थे । और हमने उनको अच्छी 
और बुरी दशा से परीक्षा ली ताकि वे 
(हिदायत की ओर) लौट आएँ. ।।69। 
अत: उनके पश्चात एसे 
उत्तराधिकारियों ने उनका प्रतिनिधित्व 
किया जिन्होंने पुस्तक को उत्तराधिकार 
में पाया । वे इस संसार के अस्थायी लाभ 


|) पारः 9 


~ २6. bese pg i 


5 Dd 


£ CH USS 4 SG 


+9 


| | 2०० £ 3588] | 2 9 £9) | Ce ses 


COREE SS Ld 


2 EE 5 ~ ei 
OO 3 | » E 2 Org ` | नजर 


ड 2 
Fe x } (३३३ द 8a CE 


rf + cl 5 के है. [TNE RR ER 
€) | | | 5 ३० gag) dl 


24S ट LS) > Fon ३ ५7 
) 922) | 9 "८:०४ ८२ SS 


i DS 

<25 5535 »&-५5८ #५..४| 

ors ese ends (५७ 
DOs» 

dele fam miles 

SIMI F033 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


को पकड़ बैठे | और कहते थे, हमें क्षमा 
कर दिया जाएगा । यदि इसी प्रकार का 
धन उनके पास आता वे उसे ले लेते थे । 
क्या उनसे पुस्तक को प्रतिज्ञा नहीं ली 
गई थी जो उन पर अनिवार्य थी, कि वे 
अल्लाह के बारे में सत्य के अतिरिक्त 
कोई बात नहीं कहेंगे । और जो उस में 
था वे उसे पढ़ चुके थे । और उन लोगों 
के लिए जो तक़वा धारण करते हैं 
परलोक का घर उत्तम है । अत: क्या तुम 
बुद्धि से काम नहीं लोगे ? ।॥70। 

और वे लोग जो पुस्तक को दृढ़ता से पकड़ 
लेते हैं और नमाज़ को कायम करते हैं 

हम निस्सन्देह सुधार करने वालों के 
प्रतिफल को नष्ट नहीं किया करते ।7]। 
और (याद करो) जब हमने पर्वत को 
उन पर ऊँचा किया, मानो वह एक 
सायबान था और उन्होंने सोचा कि वह 
उन पर गिरने ही वाला है । (हे इस्राईल 
के वंशज !) जो हमने तुम्हें प्रदान किया 
है उसे टुढ़ता से पकड़ लो और जो उसमें 


|| पारः 9 


77 


f SEIS 


( i 


२८ 2 दर b 


>> + है| | ०१> As Jo 
७6४१४ ४०५०5)७६५ rg 
30 332555 SY 


T47b 


YS | TT) 92 NR > 829५ | 
७53५४ 


LES OE < 
६5 SR 

DET Eo YU El 

BSE SNES 

bliss 34 (S| «| | 5 $ 

DT | | 


Y) ह. ५ 202 
द OOS 


है (उसे) याद रखो ताकि तुम मुत्तक़ी ' 


बन जाओ ।।72।' (रुकू2! ) 

और (याद करो) जब तेरे रब्ब ने आदम 
की संतान की पीठों से उनकी पीढ़ियों 
(की सृष्टि के मूल-तत्त्व) को ग्रहण 


od 
> 


25) 5 


Cf CSAS 


Uke SBA sg) 2) 2 





* यहाँ पर्वत के उन पर ऊँचा करने का कदापि यह अर्थ नहीं कि पर्वत उखड़ कर उनके सिरों पर तन 
गया था । कई पर्वत इतने अधिक सड़क पर झुके हुए होते हैं कि मनुष्य उस सड़क से गुज़रते हुए 
उनकी छावों के नीचे आ जाता है । इस जगह भी यही भाव है । परन्तु उस समय उन पर जो भय की 
अवस्था छाई थी उसको उनके हित में प्रयोग करते हुए अल्लाह तआला ने उनको दृढ़ता के साथ 
तौरात को शिक्षा को पकड़ने का निर्देश दिया । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


किया और स्वयं उन्हें अपने अस्तित्व पर † ६ 
साक्षी बना दिया । (और पूछा) कि क्या ६ 


मैं तुम्हारा रब्ब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, 
क्यों नहीं ! हम गवाही देते हैं । ऐसा न 
हो कि तुम कयामत के दिन यह कहो कि 
हम तो इससे अनजान थे ।।73|* 

अथवा तुम कह दो कि शिर्क तो पहले 
हमारे पूर्वजों ने ही किया था और हम तो 
उनके बाद आने वाली पीढ़ी हैं । तो 
क्या झूठे लोगों ने जो किया उसके कारण 
तू हमें नष्ट कर देगा ? ।74। 

और इसी प्रकार हम आयतों को खूब 
खोल-खोल कर वर्णन करते हैं ताकि 
संभवतः वे (सत्य की ओर) लौट 
आएँ ।।75। 

और तू उन्हें उस व्यक्ति की घटना पढ़ 
(कर सुना) जिसे हमने अपनी आयते 
प्रदान की थीं । अत: वह उनसे बाहर 
निकल गया । फिर शैतान ने उसका 
पीछा किया और वह पथभ्रष्टों में से हो 
गया ।76। 

और यदि हम चाहते तो उन (आयतों) के 
द्वारा अवश्य उसका उत्थान करते परन्तु 
वह धरती की ओर झुक गया और अपनी 
वासना का अनुसरण किया । अतः उसका 
उदाहरण कृत्ते के समान है कि यदि तू उस 


शट उ Rl 
Ge 
t \ 
७ 
3 
७ 
७ 
30.४ Ce 
~ 
Ne 
(ष 
0) 
{ 
का 


BONES 
2s AN hs SEs 
BOs 


a आ 
$ se | > हे | DT E Ls ल 
+ + ~ 


, |३ 
SER] 


ae [446 hs इक 4585 (६६६ & 33 
VEILS AE WISSHSE 
I i नी 
er 


SES Asso 
FEA) IE 





A) 
CO 


जब आदम की संतान से उनके जन्म से भी पूर्व उनकी संतान के सम्बन्ध में आदेश दिया गया था कि 


वे अल्लाह तआला के अस्तित्व पर साक्षी रहें । जो संतान अभी पैदा भी नहीं हुई उससे किस प्रकार 
वचन लिया जा सकता था ? इससे केवल यही तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य के स्वभाव में ही 
अल्लाह तआला के अस्तित्व पर ईमान लाना शामिल है । अत: समस्त संसार में अल्लाह तआला की 
जो कल्पना पाई जाती है यह आकस्मिक घटना नहीं है । बल्कि इसे मनुष्य के स्वभाव में ही अंकित 


कर दिया गया है । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


) | पार: 9 


> 


पर हाथ उठाए तो हाँफते हुए जीभ 


निकाल देगा और यदि उसे छोड़ दे तब भी 
हाँफते हुए जीभ निकाल देगा । यह उन 
लोगों का उदाहरण है जिन्होंने हमारे चिह्नों 
को झुठलाया । अतः तू (इनके सामने) 
यह (ऐतिहासिक) घटनाएँ पढ़ कर सुना 
ताकि वे सोच-विचार करें |।77|* 

उन लोगों का उदाहरण बहुत बुरा है 
जिन्होंने हमारे चिह्णोँ को झुठलाया । 
और वे अपनी ही जानों पर अत्याचार 
किया करते थे ।।78। 

जिसे अल्लाह हिदायत प्रदान करे तो 
वही हिदायत प्राप्त किया हुआ होता है 
और जिन्से वह पथभ्रष्ट ठहरा दे तो यही 
हैं वे जो घाटा उठाने वाले हैं ।।79| 

और निस्सन्देह हमने नरक के लिए 
जिन्नों और मनुष्यों में से एक बड़ी संख्या 
को उत्पन्न किया है । उनके दिल ऐसे हैं 
जिनसे वे समझते नहीं और उनकी आँखें 
ऐसी हैं कि जिनसे वे देखते नहीं और 
उनके कान ऐसे हैं जिनसे वे सुनते नहीं । 
ये लोग तो पशुओं की भाँति हैं बल्कि ये 
(उनसे भी) अधिक भटके हए हैं । ये ही 
असावधान लोग हैं ।।80। 

और अल्लाह ही के सब सुन्दर नाम हैं । 
अतः उसे उन (नामों) से पुकारा करो 


Pd , ' 9८] bd है व RS + PS zz = 26. 
CRIP 4505 |. ६६4४ “5 
नी 
(4८% द्‌ ड ७ a 0! >. g 
48 Cg HEN 
ee नह लक दाल Fn 
OO 3S oe) 


LIEV 25) 2५8 ६: 


का ~ 


COPA UAL ५५८४ 

9.20 > Nd DTI 56 2 ~ 
CAS 5S | 330 «७ _»१ 
i 2.2 fizz |] i है 


2 22 
Ube w 


Cail 5S SEES CSS 
३7 93 ce Se दट 3 र ~ 
SSDS ४५ 
EO ERCCII REE 

YE + es Z 23727 ६ दर 
[SEE ogy 
® ig PE + | F | E\) FF +L रद द्ग 2 iz 


क ७2 > > ७ | > हट Ia >< i ~ 
F538 232 20005 





ats 
CO 


इस पवित्र आयत में जिस व्यक्ति का वर्णन है, भाष्यकार उसका नाम ''बल्अम बा'ऊर'' बताते हैं । 


यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अल्लाह तआला ने इस प्रकार के आध्यात्मिक गुण प्रदान किए थे 
जिनके द्वारा वह अल्लाह के निकट हो सकता था । परन्तु दुर्भाग्य से उसने संसार की ओर झुकना 
अपने लिए स्वीकार कर लिया । फिर उसका उदाहरण एक ऐसे कृत्ते से दिया गया है जिस पर चाहे 
कोई पत्थर उठाए या न उठाए उसने भौंकते भौंकते थक कर चूर हो जाना है । अतः यह व्यक्ति भी 
सन्मार्ग से बिदक कर सत्य के विरुद्ध अनर्गल बकने लगा था । 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके 
नामों के विषय में कुटिलता अपनाते हैं । 
जो कुछ वे करते रहे उसका उन्हें अवश्य 
प्रतिफल दिया जाएगा ।8।। 

और उनमें से जिन्हें हमने पैदा किया ऐसे 
लोग भी थे जो सत्य के साथ (लोगों 
को) हिदायत देते थे और उसी के द्वारा 
न्याय करते थे 82। (रुकू +5 ) 
और वे लोग जिन्होंने हमारे चिह्नों का 
इनकार किया, हम अवश्य उन्हें क्रमश: 
उस ओर से पकड़ेंगे जिसका उन्हें कोई 
ज्ञान नहीं होगा ।।83। 

और मैं उन्हें छूट देता हूँ निस्सन्देह मेरा 
उपाय बहुत सुदृढ़ है ।।84। 

क्या उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि 
उनके साथी को कोई पागलपन नहीं । 
वह तो केवल एक खुला-खुला 
सतर्ककारी है ।85| 

क्या उन्होंने आसमानों और धरती की 
बादशाहत में तथा प्रत्येक वस्तु में जो 
अल्लाह ने पैदा की है कभी सोच विचार 
नहीं किया (और इस बात पर भी) कि 
संभव है कि उनका निर्धारित समय निकट 
आ चुका हो । तो इसके पश्चात फिर वे 
और किस बात पर ईमान लाएंगे ।।86। 
जिसे अल्लाह पथभ्रष्ट ठहराए उसे कोई 
हिदायत प्रदान करने वाला नहीं और वह 
उन्हें अपनी उद्दण्डताओं में भटकता हुआ 
छोड़ देता है ।।87। 

वे तुझसे क़यामत के बारे में प्रश्‍न करते 


हैं कि कब उसे घटित होना है ? तू 


| | 


x0 


पारः 9 
+ i Po i 4402. रू £] ‘¢ EE 
(2-०० BOS २२२ 9०१५ 
® BEE ० E (25 5527 
OO | 95 EG O39 


~ GEE 9726 र 
PRS NSE al ils ‘yes 9 
YY ६ id 5 37 
हू 66345 
> 27 27 [5 ~ > 4 ~ 
Ss GUS CNN 


pete ~ 


\De 


~ 

53४ न 27 द 
> 

4 <>? 


a] 


(3) 


कः 


७४७७२ 58055 


OE BG 


Do 
द 2 


2 i ~) 
SEs 2-०४) 580) 


7 £ + 
~ 


| ५४०८ Rd Fel 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


i 


पारः 9 





कहदे कि उसका ज्ञान केवल मेरे रब्ब 
के पास है । उसे अपने समय पर उसी ६ 
के अतिरिक्त कोई प्रकट नहीं करेगा । ६; 
वह आसमानों और धरती पर भारी है। 
वह तुम पर अकस्मात्‌ आएगी । वे 
(इस विषय में) तुझ से इस प्रकार 
प्रश्न करते हैं मानो तू इसके सम्बन्ध में 
सब कुछ जानता है । तू कह दे कि 
इसका ज्ञान केवल अल्लाह ही के पास 
है । परन्तु अधिकतर लोग (यह बात) 
नहीं जानते ।।88। 

तू कह दे कि मैं अल्लाह की इच्छा के 
अतिरिक्त अपनी जान के लिए (एक 
कण भर भी) लाभ अथवा हानि का 
अधिकार नहीं रखता । और यदि मैं « 
अदृश्य को जानने वाला होता तो न 
निस्सन्देह मैं बहुत धन एकत्रित कर ६ 
सकता था और मुझे कभी कोई कष्ट न 
पहुँचता । परन्तु मैं तो केवल उन लोगों £ 
के लिए जो ईमान लाते हैं एक 
सतर्ककारी और एक शुभ-समाचार देने 
वाला हूँ ।।89। (रुकू +३) 

वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा 
किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया 
ताकि वह सन्तुष्टि के लिए उसकी ओर 
आकृष्ट हो । फिर जब उसने उसे ढाँप 
लिया तो उसने एक हल्का सा बोझ उठा 
लिया । फिर वह उसे उठाए हुए चलने 
लगी । अतः जब वह बोझल हो गई तो 
उन दोनों ने अपने रब्ब को पुकारा कि 
यदि तू हमें एक स्वस्थ (पुत्र) प्रदान 


iY 22522 ५7० | 
SHE EE RUC 
| oR ४ 2598 
(8 gS RAE 
CTE see 


SOY 

Lo Yo a Ys 
se slo alle GS) 
EES NEC CEE] 
EEO 20 is 
963% 33 


SAN iis iE of 
ss 85 Ris 


US 3s 


2 47% (५585. f Ne i E 72 | Gi 

« — > : Yes sR RE 
4०८ bes ~ ol aT 

bee i 235 4) |£ | BE 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


करेगा तो निस्सन्देह हम कृतज्ञों में से 
होंगे ॥90। 

अतः जब उन दोनों को उस (अर्थात्‌ 
अल्लाह) ने एक स्वस्थ (पुत्र) प्रदान 
किया तो जो उसने उन्हें प्रदान किया 
उस (वरदान) में वे उसके साझीदार 
बनाने लगे । अतः जो वे शिर्क करते हैं 
अल्लाह उससे बहुत ऊँचा है ।।9]। 
क्या वे उसे (अल्लाह का) साझीदार 
बनाते हैं जो कुछ पैदा नहीं कर सकता 
बल्कि वे स्वयं पैदा किए गए हैं ।।92। 
और वे उनकी किसी प्रकार की 
सहायता करने की शक्ति नहीं रखते । 
और वे तो स्वयं अपनी सहायता भी 
नहीं कर सकते ।।93। 

और यदि तुम उन्हें हिदायत की ओर 
बुलाओ तो वे कभी तुम्हारा अनुसरण 
नहीँ करेंगे । चाहे तुम उन्हें बुलाओ या 
चुप रहो तुम्हारे लिए बराबर है ।।94। 
निस्सन्देह वे लोग जिनको तुम अल्लाह 
के सिवा पुकारते हो तुम्हारे ही समान 
मनुष्य हैं । अतः तुम उन्हें पुकारते रहो, 
यदि तुम सच्चे हो तो चाहिए कि वे तुम्हें 
उत्तर भी तो दें ।।95। 

क्या उनके पाँव हैं जिनसे वे चलते हैं 
अथवा उनके हाथ हैं जिनसे वे 
पकड़ते हैं अथवा उनकी आँखें हैं 
जिनसे वे देखते हैं अथवा उनके कान 
हैं जिनसे वे सुनते हैं ? तू कह दे कि 
तुम अपने साझीदारों को बुलाओ और 
फिर मेरे विरुद्ध प्रत्येक प्रकार की 


) | | पार: 9 


) RE E) 
RR Ja) ~ ws FS) 4 7 Le 
Ce) , २)> ड ye Cr 55 2 


Less ००५६४ ४ 


Ce 


SOF ESS Cg 


| 4 RE > > > नू > ~ 
_S | \ Js >) 9 
Te iE ERI gz र bs 2 22 §, % 
BS ¢ | 9 SD १४०२ 


२ 


22 र Cid f 


~ 5 Ls र्द्रा 5 2» 
(१9 Oss pe) | | | 2 १० ३८5 
! oD, ० > , ¢ 
Ces bas 
i St Pari 5 > i EA 


नी 
§ 22 of Fx | pe x | - La 2 % | a 
Be COS 
9 ~ fe f ® &| 2 ९ %+ 
नी 
w 


b AD ~ > 4 7 | Be) 4 जा! En 
i Norv EES f 2 
T Ys > Se 5% > i ~|? > 
७४३ 3 NE ~ £ =, |= 3| 


सूरः 7, अल-आ राफ़ 


चाल चल कर देखो और मुझे कोई 
ढील न दो ।96। 

निस्सन्देह मेरा संरक्षक वह अल्लाह है 
जिसने पुस्तक उतारी और वह नेक 
लोगों ही का संरक्षक बनता है ।।97। 
और वे लोग जिन्हें तुम उसके सिवा 
पुकारते हो वे तुम्हारी सहायता की कोई 
शक्ति नहीं रखते और न वे स्वयं अपनी 
सहायता कर सकते हैं ।98। 

और यदि तुम उनको हिदायत की ओर 
बुलाओ तो वे सुनेंगे नहीं और । तू उन्हें 
देखेगा कि मानो वे तेरी ओर देख रहे हैं 
जबकि वे देख नहीं रहे होते ।।99। 
क्षमाशीलता को अपनाओ और नैतिकता 
का आदेश दो और मूर्खो से किनाराकशी 
कर लो ।200| 

और यदि तुझे शैतान की ओर से किसी 
दुविधा में डाला जाये तो अल्लाह की शरण 
माँग । निस्सन्देह वह बहुत सुनने वाला 
(और) स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।20। 
निस्सन्देह वे लोग जिन्होंने तक़वा 
धारण किया जब शैतान की ओर से 
उन्हें कोई कष्टदायक विचार पहुँचे तो 
वे (अल्लाह का) बहुत अधिक स्मरण 
करते हैं । फिर अचानक वे दिव्य-दृष्टि 
वाले हो जाते हैं ।202। 

और इन (काफिरों) के (शैतानी) भाई 
उन्हें पथभ्रष्टता की ओर खींचे लिए जाते 
हैं, फिर वे कोई कमी नहीं छोड़ते ।203। 
और जब कभी तू उनके पास कोई चिह्न 
नहीं लाता तो कहते हैं कि तू क्यों न उसे 


}] | पारः 9 


037 

35 GS} 58) 
७22०-4० G9 

GALS YS a0 Ss 
७035-०2 parses i Sa 


RZ 57 


FHS CASS SERIE 
3०८ sen 
OO 72 
Bi 
OER 
HR Ns SIH 
Ores) 400 ७ 


४५०७३ 


~£ Z ३ २7 3) 22१ 
FUP ial 


w RR भाई > ir 4 > a > ‘4 ( 
(FS Db 2s ~ |3)| 935) ED, 7 5 6] 
~ 


CRESS HOES CR 


FR ७ 24% 24472 (~ 
>> (5४3०७ १-०४ ७७ | ४-३ 
७0०3»2४६2 ४ 





सूरः 7, अल-आ राफ़ }]] पारः 9 
चुन लाया । तू कह दे कि मैं बस उसी ग का ti रा | 
का अनुसरण करता हूँ जो मेरे रब्ब की MT PR E है 
ओर से मेरी ओर वहइ की जाती है । ये १५5८) 5२०4-५० 55553! 
ज्ञानपूर्ण बातें तुम्हारे रब्ब की ओर से हैं। ६55 
और उन लोगों के लिए जो ईमान ले. ९ 7234-439% १९०3८5 
आते हैं हिदायत और दया है ।204। 
और जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे [9.9 laa Ol) & 
ध्यान से सुनो और चुप रहो ताकि तुम 32205 62५ 
पर दया की जाए ।205। RES 
और तू अपने रब्ब को अपने मन में कभी (८,4 <. 7 ३८६5 ५35 
गिड़गिड़ते हुए और कभी डरते डरते और ड 634 
बिना ऊँची आवाज़ किए प्रातः और bo Se N03 5 
सायंकालों में स्मरण किया कर और &8.%॥॥ ८४ ८४5 

SIG] ४३) .०५)। 
बेपरवाहों में से न बन ।206। gE हट 
निस्सन्देह वे लोग जो तेरे रब्ब के समक्ष | LN बे रु EEN 
उपस्थित रहते हैं, उसकी उपासना करने _ दि i MN 
में अहंकार नहीं करते और उसकी स्तुति १2? ~> ०००-३ 
करते हैं और उसी के सामने सजद: करते ह re nn 903 206 


हैं ।207। (रुकू न ) 


] |! 
8- सूरः अल-अन्फ़ाल 


यह सूरः मदीना में अवतरित हुई । बिस्मिल्लाह सहित इसकी 76 आयते हैं । युद्ध 
के फलस्वरूप अल्लाह तआला जो आर्थिक लाभ प्रदान करता है उनको अन्फ़ाल कहा 
जाता है । 

पिछली सूरः अल्‌-आ' राफ (आयत : ।88) में काफ़िरों की ओर से जिस घड़ी 
अथवा कयामत के प्रकट होने का समय पूछा गया था उस घड़ी के प्रथम प्रकटीकरण का 
इस सूरः में विस्तार से वर्णन है और बताया गया है अरब-निवासियों पर वह घड़ी आ 
चुकी है जिसके फलस्वरूप इनकार और शिर्क का युग समाप्त होगा । 

पिछली सूरः के अंत पर यह चेतावनी दी गई थी कि बहुत कठिन परिस्थितियाँ 
प्रकट होने वाली हैं | इसलिए अभी से अल्लाह तआला के समक्ष विनम्रता से झुकते हुए 
गुप्त रूप से और ऊँची आवाज़ से गिड़गिड़ाते हए दुआएँ कर क्योंकि तेरी दुआओं के द्वारा 
ही सब कठिनाइयाँ दूर होंगी । 

इस सूरः के आरम्भ में ही यह शुभ समाचार दे दिया गया है कि इन कठिनाइयों के 
फलस्वरूप मोमिनों की निर्धनता दूर कर दी जाएगी । पुनः कठिनाइयों के प्रकरण में 
सबसे पहले बद्र युद्ध का वर्णन किया और जैसा कि इससे पहली सूरः के अंत पर दुआओं 
की ओर विशेष ध्यान दिलाया गया था, हम देखते हैं कि बद्र युद्ध में मुसलमानों को 
मिलने वाली विजय भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विशेष दुआओं 
ही के परिणामस्वरूप मिली थी । अन्यथा 33 सहाबा जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के साथ इस युद्ध में सम्मिलित थे, उनके मुक़ाबले पर मक्का के मुश्रिकों 
की आक्रामक सेना आध्यात्मिक क्षेत्र के सिवा अन्य समस्त प्रकार से उन पर भारी थी । 
उत्तम सवारियाँ उनको प्राप्त थीं । उत्तम अऱ्त्र-शस्त्र उन्हें उपलब्ध थे । तीर-अन्दाज़ी 
की कला में निपुण सैन्य टुकड़ियाँ उनकी सेना में सम्मिलित थीं । इसके अतिरिक्त युद्ध 
को भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसी राग अलापने वाली दक्ष स्त्रियाँ भी थीं जिनके 
गीतों के परिणाम स्वरूप सेना में एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न हो जाता था । इसके 
मुकाबले पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वह दुआएँ ही सफल हुई जो 
आपने अपने खेमे में अत्यन्त अनुनय-विनय के साथ इस अवस्था में माँगीं कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कंधे से चादर बार-बार गिर जाती थी और हज़रत 
अबुबकर सिद्दीक रज़ि. उसे संभालते रहते थे । इस दुआ की चरमावस्था तब हुई जब 
आप सल्ल. ने बार-बार यह प्रार्थना की :- 

अल्लाहु-म्म इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबतु मिन अहलिल इस्लामि ला 


]|} 


तु बद फिल अर्‌ज़ि (मुस्लिम, किताबुल जिहाद) 

अर्थात्‌ (हे अल्लाह !) जिन्नों और मनुष्यों के जन्म का उद्देश्य तो उपासना करना 
ही है और ये भक्तजन जिन्हें मैंने शुद्ध रूप से तेरी ही उपासना की शिक्षा दी है, यदि ये 
मारे गए तो फिर कभी संसार में तेरी सच्ची उपासना करने वाली कोई जाति पैदा नहीं 
होगी । अतः बद्र युद्ध की सफलता का समस्त श्रेय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की दुआओं को ही प्राप्त था । 

इसके अतिरिक्त मोमिनों को यह भी समझा दिया गया कि सच्चों और झूठों के 
बीच भारी फर्क़ कर देने वाला हथियार तो तक़वा ही है । यदि आगे भी तुम संसार की 
बड़ी-बड़ी शक्तियों पर विजयी होने का विचार संजोये बैठे हो तो वह केवल इस दशा में 
पूरा होगा कि तुम तक़वा पर स्थिर रहो । 

यहाँ यह भी समझा दिया गया कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
और आपके साथी कदापि युद्ध न करते जब तक युद्ध के द्वारा आप का धर्म परिवर्तन 
करने का प्रयास न किया जाता । सबसे बड़ा उपद्रव संसार में सदैव इसी प्रकार उत्पन्न 
होता रहा है और होता रहेगा कि शस्त्रबल के द्वारा लोगों के धर्म परिवर्तित करने का 
प्रयास किया जाता रहेगा । इस दशा में केवल उस समय तक प्रतिरक्षा की अनुमति है 
जब तक कि यह उपद्रव पूर्णतया समाप्त न हो जाए । 

इसी प्रकार बताया कि दूढता के लिए अधिकता से अल्लाह को स्मरण करने की 
आवश्यकता है । अतः भयंकर युद्धों के समय भी लगातार अल्लाह को स्मरण करने वालों 
को यह शुभ-समाचार दिया जा रहा है कि तुम ही सफलता प्राप्त करोगे । क्योंकि प्रत्येक 
सफलता ईश्वर स्मरण (ज्ञिक्र-ए-इलाही) से संबद्ध है । 

इस सूर: की अन्तिम दो आयतों में इस विषय का वर्णन है कि यदि शत्रु का दबाव 
बहुत बढ़ जाए और विवश हो कर तुम्हें अपने देश को त्यागना पड़े तो अल्लाह के मार्ग में 
यह त्याग स्वीकार होगा और इसके बदले में अल्लाह तआला की ओर से सहायता प्रदान 
की जाएगी और (अतीत के दोषों को) क्षमा करने के अतिरिक्त अल्लाह तआला 
देशत्याग करने वालों की जीविका में भी बहुत बढ़ोत्तरी प्रदान करेगा । यह भविष्यवाणी 
सदा से बड़ी शान के साथ पूरी होती रही है और जीविका में जिस बढ़ोत्तरी का वर्णन इस 
सूरः के आरम्भ में अन्फ़ाल (युद्धलब्ध धन) प्रदान किए जाने के रूप में किया गया था 
उसके अब और अनेक रूप यहाँ वर्णन कर दिए गए कि हिजरत (देशत्याग) के 
फलस्वरूप मुहाजिरीन (देशत्याग करने वालों) के जीविका के मार्ग बहुत प्रशस्त किए 
जाएँगे । 

रर 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


SO का 5 का 
SA A A A, 


8 78 a 7 





& ७४, ८ 








अद अद नद म 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
वे तुझ से युद्धलब्ध धन के बारे में प्रश्न 
करते हैं । तू कह दे कि युद्धलब्ध धन 
अल्लाह और रसूल के हैं । अत: यदि तुम 
मोमिन हो तो अल्लाह का तक़वा धारण 
करो और अपने बीच सुधार करो और 
अल्लाह और उसके रसूल का 
आज्ञापालन करो ।2। 
मोमिन केवल वही हैं कि जब अल्लाह 
की चर्चा की जाती है तो उनके दिल डर 
जाते हैं और जब उन के समक्ष उसकी 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो वह उनको 
ईमान में बढ़ा देती हैं और वे अपने रब्ब 
पर ही भरोसा करते हैं ।3। 
वे लोग जो नमाज़ को क़ायम करते हैं 
और जो हमने उनको प्रदान किया उसमें 
से ही वे खर्च करते हैं ।4। 
यही हैं जो (खरे और) सच्चे मोमिन हैं । 
उनके लिए उनके रब्ब के निकट ऊँचे 
दर्जे हैं और क्षमादान तथा बहुत सम्मान 
जनक जीविका भी है ।5। 

(उनका ईमान ऐसा ही सत्य है) जैसे तेरे 
रब्ब ने तुझे सत्य के साथ तेरे घर से 
निकाला था जबकि मोमिनों में से एक 
गुट इसे निश्चित रूप से नापसंद करता 
था ।6। 


ग ज६ 





& ८? 9 PERU Ir | 5) + न 
ह न हट बह हट बह हट बह हह आध आंट 2 


००3) 940॥ 2 MT Le 
Os 9 32S 


400 05006 SH FONE 
| >«०८...४॥३। 9 ०७६१ 23८२० ३ 


36 s 


Oss 265 uke Gl 245 


6७ , 


~ 


os sO CY 


ce 

Br थी ४०“ SS इ | 

))9 CNY ९० SSS )3 
(Op 

ss RSG 27 (5 & 2 न [i 

OSS Oe sl 50) है 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


} |] 


पारः 9 





वे सत्य के बारे में तुझ से बहस कर रहे 
थे जब कि सत्य (उन पर) खुल चुका 
था। मानो उन्हें मृत्यु की ओर हाँक कर 
ले जाया जा रहा था और वे (उसे अपनी 
आँखों से) देख रहे थे ।7। 

और (याद करो) जब अल्लाह तुम्हें 
दो गिरोहों में से एक का वादा दे रहा 
था कि बह तुम्हारे लिए है और तुम 
चाहते थे कि तुम्हारे भाग में वह 
आए जिसमें हानि पहुँचाने की शक्ति 
न हो और अल्लाह चाहता था कि 
वह अपने कथनों के द्वारा सत्य को 
सिद्ध कर दिखाए और काफिरों की 
जड़ काट दे ।8। 

ताकि वह सत्य को प्रमाणित कर दे और 
असत्य का खंडन कर दे चाहे अपराधी 
कैसा ही नापसंद करें ।9। 

(याद करो) जब तुम अपने रब्ब्र से 
विनती कर रहे थे तो उसने तुम्हारी 
विनती को (इस वचन के साथ) स्वीकार 
कर लिया कि मैं अवश्य एक हज़ार 
पंक्तिबद्ध फ़रिश्तों के साथ तुम्हारी 
सहायता करूँगा ।।0| 

और अल्लाह ने उसे (तुम्हारे लिए) 
केवल एक शुभ-समाचार बनाया था 
और इस कारण कि तुम्हारे मन इससे 
संतुष्ट हो जाएँ जबकि अल्लाह के 
सिवा किसी अन्य की ओर से कोई 
सहायता नहीं (आती) । निस्सन्देह 
अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है |। (रुकू उ ) 


LSE 
he, A Z je x, Grebe 
OOS soso 


E IN 
sC ५ 


(६४ Pe US Z 5 ¢ a ~i\z 

YU} SYS 233 
7 2 ~ 

५ 535) {72% i ie ~ 

55 3) a | SO | (१७०) १ 

BS SEE | pe 


EES g 33556 
y > is Dg Ri क do 
ORBIT Ei 54: 


~ 555 दः T Marrs g ~) 
ICUS SUIS “EC SE) 
ट 2 
© S322) 
Meee SO 
Ml eae Ce 


नी 


O32 


5 OE 24,7 | ३७४६३ »४४ ट कम 

APO SSS NS Gs 

2 > § oa 6 ना a है. 55 र्र 
Me 29) pal Gs 2s 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


(और याद करो) जब वह अपनी ओर 
से शांति देते हुए तुम पर ऊँघ उतार रहा 
था और तुम्हारे लिए आकाश से एक 
पानी उतार रहा था ताकि वह तुम्हें 
उसके द्वारा ख़ूब पवित्र कर दे और 
शैतान की अपवित्रता तुमसे दूर कर दे 
और तुम्हारे दिलों को दूढ़ता प्रदान करे 
और इसके द्वारा पैरों को स्थिरता प्रदान 
करे ।2| 

(याद करो) जब तेरा रब्ब फ़रिश्तों की 
ओर वहइ कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ 
हूँ । अतः उन लोगों को जो ईमान लाए, 
हैं दृढ़ता प्रदान करो । मैं अवश्य उन 
लोगों के दिलों में जिन्होंने इनकार किया 
रोब जमा दूँगा । अतः (उनकी) गर्दनों 
पर प्रहार करो और उनके जोड़-जोड़ पर 
चोटें लगाओ ।3। 

यह इस कारण है कि उन्होंने अल्लाह 
और उसके रसूल का घोर विरोध किया 
और जो भी अल्लाह और उसके रसूल का 
विरोध करता है तो निस्सन्देह अल्लाह 
दंड देने में बहुत कठोर है ।।4। 

यह है (तुम्हारा दंड) अतः इसे चखो 
और (जान लो) कि काफिरों के लिए 
निश्चय ही आग का अज़ाब है ।।5। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब 
उनको किसी विशाल सेना से जिन्होंने 
इनकार किया तुम्हारी मुठभेड़ हो तो 
उन्हें पीठ न दिखाओ ।6। 

और जो उस दिन उन्हें पीठ दिखाएगा 
सिवाए इसके कि रणनीति के रूप में 


lf पारः 9 


32484 20055 ८८ 
ASS SCENE 
Ch A) iE CLS 
<“ >) 5 Ssh by 
(9 f a 


ASO 3) 
EG als 
O92 9» ७ ey) | |9)a5 5 


OES 2g al .25 BEY 


(0 80470 00 72582 
RENEE ।_335) 
७.5») 

CNS NBII 0 
©) 
52975 2 HEA Gg nid 
6 50590 2 6 ५ OSES 


५ i 
| a y | 02° A 9 > 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


kell पारः 9 





पहलू बदल रहा हो अथवा (अपने ही) 
किसी दल से मिलने का प्रयत्न कर रहा 
हो तो निश्चित रूप से वह अल्लाह के 
क्रोध के साथ वापस लौटेगा और उसका 
ठिकाना नरक्‌ होगा और (वह) बहुत 
ही बुरा ठिकाना है ।।7। 

अतः तुमने उन्हें वध नहीं किया 
बल्कि अल्लाह ने उन्हें वध किया है । 
और (हे मुहम्मद !) जब तूने 
(उनकी ओर कंकर) फेंके तो तूने 
नहीं फेंके बल्कि अल्लाह ने फेंके । 
और यह इस कारण हुआ ताकि वह 
अपनी ओर से मोमिनों को एक 
अच्छी परीक्षा में डाले । निस्सन्देह 
अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ॥8।॥7 

यह थी तुम्हारी दशा और यह (भी सच 
है) कि अल्लाह ही काफिरों की चाल को 
कमज़ोर करने वाला है ।9। 

(अतः हे मोमिनों !) यदि तुम विजय- 
कामना करते थे तो विजय तो तुम्हारे 
पास आ गई । और (हे इनकार करने 
वालो ! अब भी) यदि तुम रुक जाओ तो 
तुम्हारे लिए अच्छा है और यदि तुम 
(शरारत की) पुनरावृत्ति करोगे तो हम 


५८४55 Ng 
oi >* «६०० DIN 4% 
UNS ~ 9 sil "7४४ 
Oss 
pe 54%) = a ESS 
Zee 
MS 


~ 


OA ESB 


ब्र ५३ Cw Cre 


७2३२-%० ०८६४ ANSI 


हद ४2.42 


Bs CB ge) 


| 3 & | 9 >>) > ३७३ logs 





* इस आयत में बद्र युद्ध की शानदार विजय का वर्णन है जो देखने में सहाबा के द्वारा प्राप्त हुई परन्तु 
जब वे काफ़िरों का वध कर रहे थे तो वास्तव में अल्लाह की शक्ति से ऐसा कर रहे थे | इस विजय 
लाभ का एक बड़ा प्रत्यक्ष कारण यह बना कि जब हज़रत मुहम्मद सल्ल. ने कंकर उठा कर काफ़िरों 
की ओर फेंके तो उसके साथ ही एक तेज़ आँधी मुसलमानों की सेना की ओर से काफिरों की सेना 
की ओर चल पड़ी । इसी बात में अल्लाह तआला का उन्हें वध करने का रहस्य छिपा है कि शत्रुओं 
की आँखें इस आँधी के कारण से लगभग दृष्टिहीन हो गई और उनका वध करना मुसलमानों की सेना 
के लिए बहुत सरल हो गया । फ़रिश्तों की सहायता से भी यही अभिप्राय है । 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


il 





भी (अज़ाब की) पुनरावृत्ति करेंगे और 
तुम्हारा जत्था तुम्हारे किसी काम न 


आएगा चाहे (वह) कितना ही अधिक ६ Os (४408 


हो और यह (जान लो) कि अल्लाह 
मोमिनों के साथ है ।20। (रुकू -&) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
और उसके रसूल का आज्ञापालन करो 
और उससे मुँह न मोड़ो जब कि तुम सुन 
रहे हो ।2। 

और उन लोगों की भाँति न बनो जिन्होंने 
कहा था, हमने सुन लिया । जबकि 
वास्तव में वे सुन नहीं रहे थे ।22। 
निस्सन्देह अल्लाह के निकट समस्त 
प्राणियों में सबसे बुरे वे बहरे और गाँगे हैं 
जो बुद्धि से काम नहीं लेते ।23। 

और यदि अल्लाह उनके अन्दर कोई भी 
अच्छी बात देखता तो उन्हें अवश्य सुना 
देता और यदि उन्हें सुना भी देता तो 
अवश्य वे उपेक्षा भाव दिखाते हुए पीठ 
फेर जाते ।24। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
और उसके रसूल की आवाज़ को जब 
वह तुम्हें बुलाए स्वीकार करने आ 
जाता। ताकि वह तुम्हें जीवित करे और 
जान लो कि अल्लाह मनुष्य और उसके 
दिल के बीच आ जाता है और यह भी 
(जान लो) कि तुम उसी की ओर 
एकत्रित किए जाओगे ।25।* 


EE 25455 2००८८ CSS I 


Tz 3 द “5 भ् 
| a) 


RA Az 


ट FA 


Gr 


RTS 


१9०5 540 22० 25 ८5.) ६४ 


ET PETES HONEY Dr 7 
€) Osx ol ट ES Ys 


SN 40 4८ TN HE) 
OOHESY Cl 
daly 5 अत 


Z 52 ०-4 > GSN EE ५ 6 2 २०३ |) ~ 
(9 83.5 25: & 9 |$ 9D ogre | 9 3 


+ 


GU 
mel ee ES 7 


dl oil 0 < 


* इस आयत में मृतकों के जीवित होने की स्पष्ट व्याख्या मौजूद है । भ्रम वश ईसाई हज़रत ईसा अलै. 
के द्वारा मृतकों को जीवित करने से प्रत्यक्ष रूप से मृतकों को जीवित करना विचार करते हैं । अतः 
जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आध्यात्मिक मुर्दो को अपनी ओर बुलाया कि+ 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


और उस फसाद से डरो जो केवल उन 
लोगों को ही आक्रांत नहीं करेगा 
जिन्होंने तुम में से अत्याचार किया और 
जान लो कि अल्लाह पकड़ करने में 
बहुत कठोर है ।26। 
और याद करो जब तुम बहुत थोड़े थे 
(और) धरती में दुर्बल माने जाते थे 
(और तुम) डरा करते थे कि कहीं लोग 
तुम्हें उचक न ले जाएँ तो उसने तुम्हें 
शरण दी और अपनी सहायता के साथ 
तुम्हारा समर्थन किया और तुम्हें पवित्र 
चीज़ों में से जीविका प्रदान किया ताकि 
तुम कृतज्ञ बनो ।27। 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
और (उसके) रसूल से ख़यानत न करो 
अन्यथा इसके फलस्वरूप तुम स्वयं अपनी 
अमानतों से ख़यानत करने लगोगे जबकि 
तुम (इस ख़यानत को) जानते होगे ।28। 
और जान लो कि तुम्हारे धन-दौलत 
और तुम्हारी संतान केवल एक परीक्षा 
स्वरूप हैं और यह (भी) कि अल्लाह के 
पास एक बहुत बड़ा प्रतिफल है ।29। 
(रुकू त) 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! यदि तुम 
अल्लाह से डरो तो वह तुम्हारे लिए एक 
विशेष चिह्न बना देगा और तुम से 
तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर देगा और तुम्हें 
क्षमा प्रदान करेगा और अल्लाह अपार 
कृपा का स्वामी है ।30। 


)] | 


पार; 9 
LRM lls 


~ 

~ 
~ 5 
Mr ©) 


Spa GM sales ४ 


~ हक 


शक सह 
© > a 


christ ACHES 
SEES OPES SIN 


22 FS Fl 
A NB 58 35 


DIE Ded 


RR Z Pe 


CEES 
ISS Ya CHES 
ASG ASC SS ONS 


ट rd 


Pern Ce ee 


FE > ~ ्थ्र 675 | रद CA 
oy || $ 42 
Ug NS FRET 


SN, ASE 55S HEFEY 
Oil si NS LSS 





«आओ मैं तुम्हें जीवित करूं तो यह बात खुल गई कि वे क़ब्रों में पड़े हए मुर्दे नहीं थे बल्कि अरब के 


आध्यात्मिक मुर्दे थे । 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


और (याद करो) वे लोग जो काफिर 
हुए जब तेरे विरुद्ध षड़यन्त्र कर रहे थे 
ताकि तुझे (एक ही स्थान) पर घेर दें 
अथवा तेरी हत्या कर दें अथवा तुझे 
(देश से) निकाल दें । और वे योजना में 
व्यस्त थे और अल्लाह भी उनको 
योजना का तोड़ निकाल रहा था और 
अल्लाह योजना करने वालों में से सबसे 
अच्छा है ।3।। 

और जब हमारी आयतें उन के समक्ष 
पढ़ी जाती हैं तो वे कहते हैं बस हम 
सुन चुके, हम भी यदि चाहें तो ऐसी ही 
बातें कह सकते हैं । ये तो पुराने लोगों 
की कहानियों के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं हैं ।32| 

और (याद करो) जब वे कह रहे थे कि 
हे अल्लाह ! यदि यही तेरी ओर से सत्य 
है तो हम पर आकाश से पत्थरों की वर्षा 
कर अथवा हम पर एक पीड़ादायक 
अज़ाब ले आ ।33। 

और अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें 
अज़ाब दे जब कि तू उनमें उपस्थित 
हो । और अल्लाह ऐसा नहीं कि उन्हें 
अज़ाब दे जबकि वे क्षमा याचना कर 
रहे हों ।34| 

और अख्रिरकार उनमें क्या बात है जो 
अल्लाह उन्हें अज़ाब न दे जबकि वे 
इज़्ज़त वाली मस्जिद से लोगों को 
रोकते हैं हालाँकि वे उसके 
(वास्तविक) संरक्षक नहीं हैं । उसके 
(वास्तविक) संरक्षक तो मुत्तक्ियों के 


)0 | पार: 9 


(326 RH Ss 
५ 740 430359 
ORS i 


oI HE ele sls 
~ || GE ABA मचा 


| aka 5) 
७८525 ५।| AEE 


६. २ z 4 Z ४ > rf . 5 दा 
ESSIEN 
OPE ८४४ ge 


+, 5+ ~ 2 Ses w SE ~ 
DS fo | ७ 4 हः Gs: 
525 > +~ FX 4 <) es Dg Gs 

©63) Sis ३% “3 
3535 40 is Yr G3 


SEGA soll gE 03s 


~ ¢ iC 2 5 + CY Ed 
०८४ ७) ०३५२३ ३) SE] 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


अतिरिक्त और कोई नहीं परन्तु उनमें से 
अधिकतर नहीं जानते ।35।” 
और (अल्लाह के) घर के निकट उनकी 
उपासना सीटियाँ और तालियाँ बजाने 
के अतिरिक्त कुछ नहीं है । अतः (हे 
इनकार करने वालो ! अल्लाह के) 
अज़ाब को चखो क्योंकि तुम इनकार 
किया करते थे ।36। 
निस्सन्देह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
अपने धन को इसलिए खर्च करते हैं 
ताकि अल्लाह के मार्ग से रोकें । अतः वे 
उनको (इसी प्रकार) खर्च करते रहेंगे 
फिर वह (धन) उन के लिए खेद का 
विषय बन जाएगा, फिर वे परास्त कर 
दिए जाएँगे । और वे लोग जिन्होंने 
इनकार किया नरक की ओर इकट्रे करके 
ले जाए जाएँगे ।37। 
ताकि अल्लाह अपवित्र को पवित्र से 
पृथक कर दे और अपवित्रता के एक 
भाग को दूसरे पर डाल दे । फिर इस सारे 
को (ढेर के रूप में) परत दर परत इकट्ठा 
कर दे फिर उसे नरक में झोंक दे । यही 
लोग हैं जो घाटा उठाने वाले हैं ।38। 
(सक -ङ्) 
जिन्होंने इनकार किया उनसे कह दे कि 
यदि वे रुक जाएँ तो जो कुछ गुज़र चुका 
उसके लिए उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा 
परन्तु यदि वे (अपराध की) पुनरावृत्ति 
करें तो निस्सन्देह (इन जैसे लोगों का 


पारः 9 
OOFY IA FSTEYS 
१६६०८ ०52 SENSO Gs 
Peg INE 7452, 25 
0937455 


SOON 

3558 al ee OF | Joa 

55 Fer 0३ ४०८ 2०४ BONS हल 2 35S 
es ० o> ह 


OF HGS MS 


a ई 


Oise Neg 
Dna VN 
063424 


len 


Ea 


3448 2 (०६४८८ 2५६४ प 

9७-४८ LS CRN 
~€ A 727६ (६ ie) 2 ane 

| १ "9-2 () | 9 AE 9 Lb | 32) 





ats 
Oy 


मस्जिद-ए-हराम पर मुश्रिकों का जब तक क़ब्ज़ा रहा वह केवल अवैध क़ब्ज़ा था । वास्तविक रूप 


से मस्जिद-ए-हराम के अधिकारी मोमिन ही रहे, क़ब्ज़े से पहले भी और क़ब्ज़े के बाद भी । 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 





वही हाल होगा) जो पहलों के साथ हो 
चुका है ।39। 

और तुम उनसे युद्ध करते रहो यहाँ तक 
कि कोई उपद्रव बाकी न रहे और धर्म 
विशुद्ध रूप से अल्लाह के लिए हो जाए । 
यदि वे रुक जाएँ तो जो कर्म वे करते हैं 
निस्सन्देह अल्लाह उस पर गहन दृष्टि 
रखने वाला है ।40 |” 

और यदि वे पीठ फेर लें तो जान लो कि 
अल्लाह ही तुम्हारा संरक्षक है । कया ही 
अच्छा संरक्षक और क्या ही अच्छा 
सहायक है ।4]| 


b Set ~ 
RA 


Ee 
De 


५६8 99 ४ CS 


oro 


Sls »#0| 5 
७ 2-25“ 3_ DNS 





* यह आयत धर्मन्तिरण के विरुद्ध एक दृढ प्रमाण है । यहाँ उपद्रव का तात्पर्य बलपूर्वक अपने धर्म से 
किसी को हटाना है । अतः जब तक धर्म पूर्णतया अल्लाह के लिए स्वतन्त्र न हो जाए उस समय तक 
ऐसे बल प्रयोग करने वालों के विरुद्ध उन्हीं हथियारों से जिहाद करना उचित है जिन हथियारों से वे 
ज़बरदस्ती मोमिनों को धर्मच्युत करने का प्रयत्न करते हैं । फ़ितूना (उपद्रव) से तात्पर्य आग पर 


भुनना भी है । 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


और तुम जान लो कि जो भी युद्धलब्ध 
धन तुम्हारे हाथ लगे तो उसका पाँचवाँ मे 
भाग अल्लाह (अर्थात्‌ धर्म-कार्यो के 
लिए) और रसूल के लिए और निकट 
सम्बन्धियों के लिए और अनाथों और 
दीन-दु:खियों एव यात्रियों के लिए है, 
यदि तुम अल्लाह पर और उस पर ईमान 
लाते हो जो हमने अपने भक्त पर निर्णय 
कर देने वाले दिन में उतारा था जिस 
दिन दो समूहों की मुठभेड़ हुई थी । और 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे 
स्थायी सामर्थ्य रखता है ।42। 

(याद करो) जब तुम (घाटी के) इस 
ओर थे और वे दूसरी ओर थे और यात्री 
दल तुम दोनों से नीचे की ओर था । और 
यदि तुम (किसी गिरोह से युद्ध की) 
परस्पर दृढ़ प्रतिज्ञा भी कर लेते तब भी 
उसका (समय) निर्धारित करने में तुम 
मतभेद करते । परन्तु यह इस कारण 
(हुआ) कि अल्लाह उस कार्य का 
फैसला कर दे जो हर हाल में पूरा हो कर 
रहने वाला था । ताकि सुस्पष्ट तर्क के 
आधार पर जिसके विनाश का औचित्य 
हो वही विनष्ट हो । और सुस्पष्ट तर्क 
के आधार पर जिसे जीवित रहना चाहिए 
वही जीवित रहे । और निस्सन्देह 
अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।43। 

(याद करो) जब अल्लाह तुझे तेरी 
नींद की अवस्था में उन (शत्रुओं) को 
कम करके दिखा रहा था और यदि 


0) 


पारः 0 


Silas 
GSB SO 90 54.::3. 

6 Mesos IS RIP CAT 
Gye eH 5590 ali 


405 OES OEE 


ried 


(3 ed CNS Do 


45 
53 ४50४: SS Hs sad 
B55 ld EEN Hier 
Oi SO HTC 


9 4. Cr 


€ 5ai6| 


+ ७०६ व I (; ८ 3 2% & FS ३ 
:8 es 3 5} 


| FEE, ड BR 
ed 5 i Es x | 0 ५ 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


]!। पारः 0 





वह तुझे उनको अधिक संख्या में 
दिखाता तो (हे मोमिनों !) तुम 
अवश्य कायरता दिखाते और इस 
महत्त्वपूर्ण विषय में मतभेद करते । 
परन्तु अल्लाह ने (तुम्हें) बचा लिया । 
निस्सन्देह वह दिलों के भेदों को खूब 
जानता है ।44। 

और (याद करो) जब तुम्हारी उनसे 
मुठभेड़ हुई, बह तुम्हारी दृष्टि में उनको 
बहुत कम करके दिखा रहा था और 
उनकी दृष्टि में तुम्हें बहुत कम करके 
दिखा रहा था । ताकि अल्लाह उस 


कार्य का फैसला कर दे जो हर हाल में ६ 


पूरा हो कर रहने वाला था । और 
अल्लाह ही को ओर समस्त विषय 
लौटाए जाते हैं ।45।* (रुकू -+-) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब भी 
किसी सैन्य टुकड़ी से तुम्हारी मुठभेड़ हो 
तो पाँव जमाये रखो और बहुत अधिक 
अल्लाह को याद करो ताकि तुम सफल 
हो जाओ ।46। 


ना ef Dio 


jibe oh) 6 
42.2! हा ४०० 5: CE Dr + 7 शा 


ed 


b ४92२० ८ E gf है! G5 ei 2 +2 दी 
[9209० © E | 0 | | Ne] 

9 a 2 NE 
€ i, र्र ¢ Ti z 


Ze FN A) 07 । ५ 5: ५»॥ > | TE 
4553 SI 5 ४-४ ७ 


BR Creal x 2 २.० २२8६ 
ASSES 450 ssl 
52 


& (0 } 5 ol | +२ 





* आयत संख्या 43 से 45 : बद्र युद्ध से पूर्व मुसलमानों को किसी लड़ाई का विचार नहीं था बल्कि 
मक्का वालों के व्यापारिक दल का समाचार मिला था जिसको रोकने के उद्देश्य से मुसलमान निकले 
हुए थे । क्योंकि कुरैश का यह उद्देश्य था कि इस व्यापारिक दल का सारा लाभ मुसलमानों के विरूद्ध 
युद्ध में उपयोग किया जाए । यह अल्लाह तआला की ओर से एक विशेष योजना थी कि मुसलमानों 
को अपनी संख्या बहुत थोड़े होने पर भी एक बड़े समूह से मुक़ाबले का साहस पैदा हुआ अन्यथा 
बहुत से दुर्बलमन इतनी बड़ी सेना के मुक़ाबले के लिए घर से ही न निकलते | आयतांश लि यह्‌ लि 
क मन ह ल क अम बय्यिनतिन (अर्थात्‌ खुले-खुले तर्क के आधार पर जिसके विनाश का औचित्य 
हो वही विनष्ट हो) यहाँ बहुत ही गूढ़ मर्म की बात यह वर्णन की गई है कि जो खुले -खुले स्पष्ट तर्क 
रखते हों जिसे बय्यिनः कहा गया है वे इस तर्क के बल पर अवश्य विजय प्राप्त करते हैं। जिनके 
पास कोई तर्क न हो तो वे हर हाल में नष्ट कर दिए जाते हैं । इस कारण प्रत्यक्ष लड़ाई हो अथवा 
विचार-धारा की लड़ाई हो जिनके पास बय्यिनः (स्पष्ट तर्क) हो वे अवश्य विजयी होंगे । जिनके 
पास यह न हो वे अवश्य पराजित हो जाते हैं । 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


jl] 





और अल्लाह की और उसके रसूल की 
आज्ञा का पालन करो और परस्पर मत 
झगड़ो अन्यथा तुम कायर बन जाओगे 
और तुम्हारा रोब जाता रहेगा । और धैर्य 
से काम लो । निस्संदेह अल्लाह धैर्य 
करने वालों के साथ होता है ।47। 

और उन लोगों की भाँति न बनना जो 
इतराते हुए और लोगों को दिखाने के 
लिए अपने घरों से निकले और वे 
अल्लाह के मार्ग से (लोगों को) रोक रहे 
थे और जो वे करते थे अल्लाह उसे घेरे में 
लिए हुए था ।48। 

और (याद करो) जब (एक) शैतान 
(तुल्य मनुष्य) ने उनके कर्म उन्हें सुन्दर 
करके दिखाए और कहा कि आज के दिन 
लोगों में से तुम पर कोई विजयी नहीं हो 
पाएगा और निस्सन्देह मैं तुम्हें शरण देने 
वाला हूँ । फिर जब दोनों गुट आमने- 
सामने हुए तो वह अपनी एड़ियों के बल 
फिर गया । और उसने कहा निस्सन्देह मैं 
तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ । मैं अवश्य वह 
कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे । मैं 
अल्लाह से डरता हैँ और अल्लाह दंड देने 
में बहुत कठोर है ।49। (रुकू -#) 

(याद करो) जब मुनाफ़िक़ और वे लोग 
जिनके दिलों में रोग है कहने लगे कि 
इन लोगों को इनके धर्म ने धोखे में डाल 
रखा है । हालाँकि जो भी अल्लाह पर 
भरोसा करता है तो निस्सन्देह अल्लाह 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है ।50। 


2 YESSY 
_ट 50७2 3 Dh 22 ५२०2 


है! z+ w Chie wD कहें 2% id 
Co als al oC < 3a 


कक 


@ Drs 2 g Pe 27 
४५5 dE SN 550 5 


bed, < | TIRIZ टू Lz 45४ 
ISI 2!०3४४ ७ ५) 3) 
प्‌ (८४) ~ 2 ~ 
ट ७५-५८ i iI 
3 > है| ~ 32a) 2 | 4२ ई 
IRD Dols 5) 
smo TFET 4% 5० 
SE? EY FN DAY ३४ 
है! (७ पं ६! रे SS Der 7 
40 28 40 3 OS ४२ _ ४6५ 
632 7५6८. ~ £ क 
SS ye 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


और यदि तू देख सके (तो यह देखेगा) 
कि जब फ़रिश्ते उन लोगों को जिन्होंने 
इनकार किया मृत्यु देते हैं तो वे उनके 
चेहरों और उनकी पीठों को चोटें लगाते 
हैं । और (यह कहते हैं कि) खूब जलन 
वाले अज़ाब को चखो ।5।। 

यह उसके कारण है जो तुम्हारे (अपने 
ही) हाथों ने आगे भेजा । जबकि 
अल्लाह कदापि ऐसा नहीं कि अपने 
भक्तों पर लेश-मात्र भी अत्याचार करने 
वाला हो ।52। 

फ़िरऔन की जाति और जो उनसे 
पहले थे उन की रीति के अनुरूप 


(तुम्हारी भी रीति है) । उन्होंने 2४; 


अल्लाह की आयतों का इनकार किया 
था । अतः अल्लाह ने उन्हें उनके पापों 
के कारण पकड़ लिया । निस्सन्देह 
अल्लाह बहुत शक्तिशाली (और) दंड 
देने में बहुत कठोर है ।53। 

यह इसलिए कि अल्लाह कभी उस 
नेमत को परिवर्तित नहीं करता जिसे 
उसने किसी जाती को प्रदान किया हो। 
यहाँ तक कि वे स्वयं अपनी अवस्था 
को परिवर्तित कर दें । और (याद 
रखो) कि निस्सन्देह अल्लाह बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।54। 

फ़िरऔन की जाति और जो उन से पहले 
थे उन लोगों की रीति के अनुरूप 
(तुम्हारी भी रीति है) । उन्होंने अपने 
रब्ब की आयतों को झुठला दिया तो 


)/ पारः 0 


3 {E72 है 3 7” fk 25 
BSD 354 9559 
53 AZ 9 


> 9 ~ AI 


DIE 335 25503 


4०5७ Haak 240 0४८२४ 
GSS 25 EGS 


pe 2239 77% 


~ g ~ Ed है 
Ge EE €) 2 _ 
~” हि 


> ~ 579% | ies 
HS ‘3 UIE 


4207 20 222 + 


४5 ५८५ BS gn 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


हमने उन्हें उनके पापों के कारण नष्ट 
कर दिया । और फ़िरऔन की जाति को 
हमने डुबो दिया और वे सब के सब 
अत्याचारी थे ।55। 

निस्सन्देह अल्लाह के निकट निकृष्टतम 
जीवधारी वे हैं जिन्होंने इनकार किया 
और वे किसी प्रकार से ईमान नहीं 
लाते ।56। 

(अर्थात) वे लोग जिनसे तूने समझौता 
किया फिर वे हर बार अपना वचन तोड़ 
देते हैं और वे डरते नहीं ।57। 

अतः यदि तू उनसे लड़ाई में भिड़ जाए 
तो उन (की दुर्गत) से उनके पिछलों को 
भी तितर-बितर कर दे ताकि संभवत: वे 
शिक्षा ग्रहण करें ।58। 

और यदि किसी जाति से तू ख़यानत का 
भय करे तो उनसे वैसा ही कर जैसा 
उन्होंने किया हो अल्लाह ख़यानत 
करने वालों को कदापि पसन्द नहीं 
करता ।59। (रुकू -7) 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
कदापि इस भ्रम में न पड़ें कि वे आगे 
बढ़ गए हैं । वे कदापि विवश नहीं कर 
सकेंगे ।60। 

और जहाँ तक तुम्हारी समार्थ्य हो उनके 
लिए तैयारी रखो, कुछ शक्ति संचय 
करके और कुछ सीमाओं पर घोड़े बांध 
कर । इससे तुम अल्लाह के शत्रु और 
अपने शत्रु तथा उनके अतिरिक्त दूसरों 
पर भी रोब डालोगे । तुम उन्हें नहीं 
जानते अल्लाह उन्हें जानता है । और जो 


पारः 0 


Ks i | 9 ~ 9 जे... sg 
OFPISE Fs Os 


@ 


(5:56 cnilabl e Cosi 58 
6 


Lycee Node 
OOH ४:55; BG AE 
gS NN gst 

SEES CPS 


2०८८ 


| SR 


SECRECY 


2 
~ 
७ 


Uy Sasol agile 
/ A - uk | ms ७५ 2 :9 

४९ द > ° 2422 आह पी + ल क WR कहा) 
Y DEG CR 9s 9 


दन | ~ FE Tazz €, AE Tf 2% 
jaan ln 


0 


sh; 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


कुछ भी तुम अल्लाह के मार्ग में खर्च 
करोगे तुम्हें पूर्णलूप से वापस किया 
जाएगा और तुम्हारा अधिकार हनन नहीं 
किया जाएगा ।6।। 

और यदि वे संधि के लिए झुक जाएँ तो 
तू भी उसके लिए झुक जा और अल्लाह 
पर भरोसा कर । निस्सन्देह वही बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।62। 

और यदि वे इरादा करें कि तुझे धोखा 
दें तो निस्सन्देह अल्लाह तेरे लिए 
पर्याप्त है । वही है जिसने अपनी 
सहायता और मोमिनों के द्वारा तेरी 
सहायता की ।63। 

और उसने उनके दिलों को परस्पर बांध 
दिया । यदि तू वह सब कुछ खर्च कर 
देता जो धरती में है तब भी तू उनके 
दिलों को परस्पर बाँध नहीं सकता था । 
परन्तु यह अल्लाह ही है जिसने उन (के 
दिलों) को परस्पर बाँधा । वह निस्सन्देह 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है ।64। 

हे नबी ! तेरे लिए अल्लाह पर्याप्त है 
और उनके लिए भी जो मोमिनों में से 
तेरा अनुसरण करें ।65। (रुकू -;-) 

हे नबी ! मोमिनों को युद्ध की प्रेरणा दे । 
यदि तुम में से बीस धैर्य धारण करने 
वाले होंगे तो वे दो सौ पर विजय प्राप्त 
कर लेंगे । और यदि तुम में से एक सौ 
(धैर्यं धारण करने वाले) होंगे तो वे 
इनकार करने वालों के एक हज़ार पर 


)!॥ पारः 0 
bre oe] i] i al Mens ae 
@ 0७५०: ० Yas 


OPIS 
Foe दै 2 Ee ५ ~ (rf बन न! I ke 
OAM EG 2845) ५0 


T5 zzz CR Z 
ai) GH 58 all Eo उक 
Os sl 9 


2227 


~ FLEES GES ०४ ४) 
SE) 2४८४६ 940 65-२५ 

७259 
Eis SNE 
OO +० ८५ 
Vein gs ie 
Oasis) OE 
Ge SIEIS INTACT 


~ 


CR 2४ ५४ | ५2०७ 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


विजय पा जाएँगे क्योंकि वे ऐसे लोग हैं 
जो कुछ समझते नहीं ।66। 

इस समय अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का 
कर दिया है क्योंकि वह जानता है कि 
तुम में अभी कमज़ोरी है । अतः यदि 
तुम में से एक सौ धैर्य धारण करने वाले 
हों तो वे दो सौ पर विजय प्राप्त कर 
लेंगे । और यदि तुम में से एक हज़ार 
(धैर्य धरने वाले) हों तो वे अल्लाह के 
आदेश से दो हज़ार पर विजयी हो 
जाएँगे । और अल्लाह धैर्य धरने वालों 
के साथ होता है ।67।” 

किसी नबी के लिए उचित नहीं कि 
धरती में रक्तपात-पूर्ण युद्ध किए बिना 
(किसी को) क़ैदी बनाए । तुम 
सांसारिक धन सम्पत्ति चाहते हो जब 
कि अल्लाह परलोक को पसंद करता है । 
और अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
परम विवेकशील है ।68। 

यदि अल्लाह की ओर से (तुम से 
क्षमापूर्ण व्यवहार करने का) पहले से 
विधान जारी न किया गया होता तो 


] | पारः 0 


SOHN HS 
57 (५०९५४ ४४20 Er 
SCS ESG OS WES 


GN BT 

© yp 
dss SEE 
UO > (23 3४)3 ८ ०८ “वी 


biz 


FR Fee bed id 
SASS ye 
कर oaks 9 


* हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आदेश दिया गया है कि मोमिनों को युद्ध के लिए 
प्रेरित करें । यद्यपि वे थोड़े हैं परन्तु अल्लाह तआला का यह वादा है कि वे अपने से दस गुना अधिक 
संख्या पर विजयी हो सकते हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक अकेला व्यक्ति अपने से दस 
गुना अधिक संख्या के लोगों पर विजय प्राप्त कर लेगा । यह एक निश्चित संख्या वर्णन की गई है कि 
यदि सौ हों तो हज़ार पर विजय प्राप्त कर लेंगे जो बिल्कुल संभव है । 

*# इस आयत में यह वर्णन है कि इस समय तुम्हारी दुर्बलता की स्थिति है । न तो पर्याप्त भोजन 
उपलब्ध है और न ही हथियार उपलब्ध हैं । इस कारण तुम यदि सौ होगे तो दो सौ पर विजय प्राप्त 
करोगे । परन्तु जब तुम्हारा रोब जम जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों में एक हज़ार, दस हज़ार की 
संख्या पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे । आने वाली पीढ़ियों के लिए जिस वृहत विजय की 
भविष्यवाणी की गई है उसकी नींव आरम्भिक युगीन मोमिनों ने ही डाली थी । 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


जो तुम ने प्राप्त किया उसके प्रतिफल 
स्वरूप अवश्य तुम्हें बहुत बड़ा अज़ाब 
मिलता ।69। 

अतः जो युद्धलब्ध धन तुम प्राप्त करो 
उसमें से हलाल और पवित्र खाओ और 
अल्लाह का तक़वा धारण करो । 
निस्सन्देह अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।70। (रुकू -5) 

हे नबी ! तुम्हारे हाथों में जो क़ैदी हैं उन 
से कह दे कि यदि अल्लाह ने तुम्हारे 
दिलों में कोई भलाई देखी तो तुम्हें उससे 
भी उत्तम देगा जो तुम से ले लिया गया 
है । और तुम्हें क्षमा कर देगा और 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।7। 

और यदि वे तुझ से ख़यानत का 
इरादा करें तो वे इस से पूर्व अल्लाह 
से भी ख़यानत कर चुके हैं । अतः 
उसने उनको लाचार कर दिया । और 
अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) परम विवेकशील है ।72। 
निस्सन्देह वे लोग जो ईमान लाए और 
उन्होंने हिजरत (देशत्याग) की और 
अपने धन और जीवन के साथ अल्लाह 
के मार्ग में जिहाद किया और वे लोग 
जिन्होंने (इन देशत्यागियों को) शरण दी 
और (उनकी) सहायता की, यही लोग 
हैं जिनमें से कुछ, कुछ अन्य के मित्र हैं । 
और वे लोग जो ईमान लाए परन्तु 
उन्होंने हिजरत न की तुम्हारे लिए (तब 


]}| पारः 0 


WMS 2bo7 9 | ~ ई 


ॐ rr aE Ue 25,4 [ie em 2X <८ 
ole adele esr 
£ GFA 2h GIL is 
6 Os) 40॥ |>०| 3 


NS 
IEC Ls 


2 De ~ 


ae) Ll res | [ae 
OST HE 405 ISS 
HEISE 
Pe 4 | oe (७ | S Kn 
OAS 


~ 


2 
3-48, w 


iad 3 Iss | | RH 6) 
4000 5 sees ose 


a 
w 


ls | 3.०3 |१५ ।६% ) 


FR 2 


od 


MSHI Las 
8 


~ TE Br 
5 $545 «०... ५5% 5} 
£ (७४६४ »&:४०४३ 22 [७ 


सूरः 8, अल-अन्फ़ाल 


तक) उनसे मित्रता का कोई औचित्य 
नहीं यहाँ तक कि वे हिजरत कर जएँ । 
हाँ यदि वे धर्म के विषय में तुमसे 
सहायता चाहें तो सहायता करना तुम 
पर अनिवार्य है । सिवाय इसके कि 
किसी ऐसी जाति के विरुद्ध (सहायता 
का प्रश्‍न) हो जिसके और तुम्हारे बीच 
समझौता हो चुका हो । और जो कुछ 
तुम करते हो उस पर अल्लाह गहन दृष्टि 
रखने वाला है ।73। 

और वे लोग जो काफिर हुए उनमें से 
कुछ, कुछ अन्य के मित्र हैं । यदि तुम ने 
उसका पालन न किया (जिसकी तुम्हें 
शिक्षा दी गई) तो धरती में उपद्रव और 
बड़ा दंगा होगा ।74। 

और वे लोग जो ईमान लाए और 
उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के 
मार्ग में जिहाद किया और वे लोग 
जिन्होंने (उनको) शरण दी और 
सहायता की यही लोग सच्चे मोमिन 
हैं। उनके लिए क्षमा और सम्मानजनक 
जीविका है ।75। 

और वे लोग जो बाद में ईमान लाए और 
उन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ 
मिलकर जिहाद किया तो वे तुम ही में से 
हैं। और जहाँ तक सगे सम्बन्धियों की 
बात है, तो अल्लाह की पुस्तक में उनमें 


) | पारः 0 


S Pe 2s 25. 5 हद (६5 | 
(3 9००० | के | 95> 2 dS 

०% uke § ee a pe <5 ५ 
32८9८ 7 2X Rr 


bie EF ६2: 
4053 5१८४३ ०७२३ ><-- 2 


Fs ~ श्र peer ~ ०% 
SESS) 


+ 57 ia 5 sxe 355 Dz? 5 7 

(4८४ ४ ५०3 ०6०५ | $ 255 ८३२25 

~> + Fs RR सनी & Ps rf 

L हक हे ~ U8 ~ 

OS S99 

& CS Bd ~ > ~ [A Fe 2 | ~ 

357७-35 5555 %/ 5 SE 
5x Der C3 ॥ > , ~ R CEE 

93> 399 CRP 50 ५२८ 

है पा {+ [Se 5 jo द 2 < F का 

le बी 32400 


~~ ; ९ + Gf 
ज्टे ०02 29० ०४ 


~ ~ 


“\ 


६ कर (६६ ~ 27 5 RZ | > 4 ~ 
32-०३ 3 री [2८ | 2 CEU 
न i) 2 


हाई (६ 5X >“>( ०-४४ »>४ 
Se Ls b sss | “> 


ES ई 5, 


3 %६ ०३-०८ /७४५॥ / 95 


से कुछ कुछ अन्य के अधिक निकट हैं । ७ है yA 4 6 “ai SS 


निस्सन्देह अल्लाह प्रत्येक विषय की खूब 
जानकारी रखता है ।76। (रुकू १) 


)) | 


9- सूरः अत-तोबः 


यह सूरः मदीना में सूरः अल अन्फाल के तुरन्त पश्चात्‌ अवतरित हई । इसकी 
।29 आयते हैं । 

जिन युद्धों और उनके परिणामस्वरूप संकटपूर्ण स्थितियों और फिर पुरस्कारों का 
विवरण सूर: अल अन्फ़ाल के अन्त पर मिलता है उनके कारण उत्पन्न होने वाले विषयों 
का इस सूरः के आरम्भ में ही वर्णन कर दिया गया कि शत्रु अवश्य पराजित होगा और 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा रज्ञि. से संधि करने पर 
विवश हो जाएगा । अत: न्याय संगत यह है कि जब तक वे अपनी संधियों पर अटल रहें 
मुसलमानों की ओर से कदापि प्रतिज्ञाभंग नहीं होनी चाहिए । 

प्रतिज्ञाभंग के कुपरिणामों का विवरण जो सूरः अल-फ़ातिहः से आरम्भ हो कर 
पिछली समस्त सूरतों में विभिन्न रूपों में मिलता है उसका वर्णन इस सूरः में भी मौजूद 
है। परन्तु जिस प्रकार शत्रु प्रतिज्ञाभंग करता है और दण्ड पाता है, मोमिनों को भी 
चेतावनी है कि उन्हें भी प्रत्येक अवस्था में प्रतिज्ञा का पालन करना होगा । 

इस सूरः में बार-बार यह वर्णन मिलता है कि मोमिनों की कोई भी विजय प्राप्ति 
हथियारों की अधिकता अथवा संख्या बल के कारण नहीं होती और न हो सकती है । 
इसी प्रकरण में हुनैन युद्ध का वर्णन किया गया है जबकि मुसलमानों को काफ़िरों पर 
भारी संख्याधिक्यता प्राप्त थी और कुछ मुसलमान इस भ्रम में थे कि जब हम अल्पसंख्या 
में थे तो उनके विशाल समूहों पर विजयी होते रहे हैं, अब काफिर हम पर कैसे विजयी 
हो सकते हैं ? उन्हें चेताया गया कि जब तुम अल्प संख्या में थे तो हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआओं से विजयी होते रहे हो । इस कारण अब तुम्हारी 
संख्याधिक्यता का भ्रम तोड़ा जा रहा है, परन्तु अत्यन्त भयंकर पराजय के पश्चात 
दोबारा तुम इसी रसूल सल्ल. की दुआओं और धैर्य व हिम्मत के फलस्वरूप पुन: विजयी 
किए जाओगे । 

इसके पश्चात्‌ अधिकता पूर्वक धन-दौलत प्राप्त होने का वर्णन है जिसके 
फलस्वरूप ईर्ष्यालु मुनाफ़िक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर यह आरोप 
लगाने से भी बाज़ न आए कि आप धन के बटवारे में अन्याय करते हैं । जबकि जो भी 
धन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाँटते थे वह अपने प्रियजनों में नहीं 
अपितु मुहाजिरों (देशत्यागियों) दीन दुःखियों, दरिद्रो, कठिनाइयों में फंसे हुए, कर्ज़ो के 
बोझ तले दबे हुए निर्धन लोगों की भलाई के लिए बाँटते थे । अतः चेतावनी दी गई है 
कि यदि तुम इस सत्यनिष्ठ रसूल पर भी बेईमानी का आरोप लगाओगे तो नष्ट कर दिए 


)) ) 


जाओगे । वास्तव में ऐसे आरोप लगाने वाले स्वयं ही बेईमान और ख़यानत करने वाले 
होते हैं । 

इस सूर: के अंत पर यह आयत आती है कि यह वह रसूल है जो केवल तुम्हारी 
भलाई के लिए दु:ख उठाता है । तुम अल्लाह के मार्ग में जो भी कष्ट उठाते हो उस से 
वह बहुत व्यथित होता है और काफ़िरों पर सख्ती करना उसके दिल की कठोरता का 
परिचायक नहीं है । उसका दिल तो इतनी दया और कृपा करने वाला है कि वह दयालु 
और कृपालु अल्लाह का एक जीवंत नमूना है । 

त्र 


नोट :- यह बात वर्णन योग्य है कि सूर: अत्‌-तौबः से पूर्व बिस्मिल्लाह नहीं है । 
कुरआन मजीद की कुल 4 सूरतें हैं और बिस्मिल्लाह का केवल ।3 सूरतों के आरम्भ 
में उल्लेख है । परन्तु कुरआन करीम की यह विशेषता है कि अन्यत्र सूरः अन-नम्ल में 
हज़रत सुलैमान अलै. के महारानी सबा के नाम पत्र में बिस्मिल्लाहिरहमाननिररहीम 
पूरा लिखा है । इस प्रकार बिस्मिल्लाह की संख्या सूरतों की संख्या के समान ।।4 हो 
जाती है। 














अल्लाह और उसके रसूल की ओर से उन 
मुश्रिकों की ओर विमुखता (का सन्देश 
प्रेरित किया जा रहा) है जिनसे तुमने 
समझौता किया है ।!। 

अतः चार महीने तक तुम धरती में खूब 
चलो फिरो और जान लो कि तुम 
अल्लाह को कदापि विवश नहीं कर 
सकोगे । और यह (भी जान लो) कि 
निस्सन्देह अल्लाह काफ़िरों को 
अपमानित कर देगा ।2। 

और हज्जे-अकबर के दिन सब लोगों 
के सामने अल्लाह और उसके रसूल की 
ओर से सार्वजनिक घोषणा की जाती है 
कि अल्लाह और उसका रसूल भी 
मुश्रिकों से पूर्णतया विमुख हैं । अतः 
यदि तुम प्रायश्चित कर लो तो यह 
तुम्हारे लिए उत्तम है । और यदि तुम 
विमुख हो जाओ तो जान लो कि तुम 
कदापि अल्लाह को विवश नहीं कर 
सकोगे । अतः वे लोग जो काफ़िर हुए 
उन्हें एक पीड़ाजनक अज़ाब का शुभ 
समाचार दे दे ।3। 

मुश्रिकों में से ऐसे लोगों को छोड़कर 
जिनके साथ तुमने समझौता किया फिर 
उन्होंने तुमसे कोई प्रतिज्ञाभंग नहीं 
किया और तुम्हारे विरुद्ध किसी और की 
सहायता भी नहीं की । अतः तुम उनके 
साथ समझौते को तय की हुइ अवधि 


~” 


ANOS 52352 


£2 

A ge) ERY] Be VIE 
23 DR i 

Ee Se) 


a 
Be w ४० 2 ८४ 7 oe pS i 

~ 

5 ०9 


CAMS AM sya NS 
Oss | 9 


SOS ial ge HY] 


~ 


32 Us) >) $ [Es SD pais है, 
अल 27 हक || i | fe हट 2 क Z 


सूरः 9, अत-तौब: 


तक पूरा करो । निस्सन्देह अल्लाह 
मुत्तक्रियों से प्रेम करता है ।4। 

अतः जब इज़्ज़त वाले महीने गुज़र जाएँ 
तो जहाँ भी तुम (प्रतिज्ञाभंग करने 
वाले) मुश्रिकों को पाओ तो उनसे लड़ी 
और उन्हें पकड़ो और उनका घेराव करो 
और प्रत्येक घात लगाने के स्थान पर 
उनकी घात में बैठो । अतः यदि वे 
प्रायश्चित करें और नमाज़ क़ायम करें 
और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता 
छोड़ दो । निस्सन्देह अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।5। 

और मुश्रिकों में से यदि कोई तुझ से 
शरण माँगे तो उसे शरण दे । यहाँ 
तक कि वह अल्लाह की वाणी सुन ले 
फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान तक 
पहुँचा दे । यह (छूट) इस कारण है 
कि वे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान नहीं 
रखते।6। (रुकू 7) 

अल्लाह और उसके रसूल के निकट 
मुश्रिकों का वचन कैसे सही माना जा 
सकता है सिवाय उनके जिनसे तुमने 
मस्जिद-ए-हराम में वचन लिया हो । 
अतः जब तक वे तुम्हारे हित में (अपने 


पारः 0 


OREN NG (| 


LE 272 iN ENN 
B59 tes CS sll 
|$2<3। 2 be Ty] Dr १ च्य 


LESSEE SES 
ss 5s== | | 


59५2 


Gs) DANS) Ss 


५5७८० ८४ ENS) 
CE ०४4५0। IR ६ ८ 5552:-७ 
6 OOH 


fF 5% 2 + i 
FFI 


CRN ४३) ;:5 55 54४ 


SSB PV RET 


Rez 


वचन पर) अटल रहें तुम भी उनके हित 0८755 ५-2 4७6) 2 | 28 


में अटल रहो । निस्सन्देह अल्लाह 
मुत्तक्रियों से प्रेम करता है ।7। 

कैसे (उनका वचन भरोसे योग्य) हो 
सकता है जबकि परिस्थिति यह है कि 
यदि वे तुम पर विजयी हो जाएँ तो तुम 


| 33°} eR 6 | 5 


52 424 ६ ५ 
Spor AS 


~~, 
aS 
कक 


सूरः 9, अत-तौबः 


से सम्बन्धित किसी वचन अथवा कर्त्तव्य 
की परवाह नहीं करते । (केवल) वे 
तुम्हें अपने मुँह की बातों से प्रसन्न कर 
देते हैं जबकि उनके दिल (उन बातों 
के) इनकारी होते हैं और उनमें से 
अधिकतर दुराचारी लोग हैं ।8। 

उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले 
तुच्छ मोल को ग्रहण कर लिया । फिर 
उसके मार्ग से (लोगों को) रोका । जो वे 
करते हैं निस्सन्देह बहुत बुरा है ।9। 
किसी मोमिन के विषय में वे न किसी 
प्रतिज्ञा की परवाह करते हैं और न किसी 
उत्तरदायित्व का । और यही लोग सीमा 
का उल्लंघन करने वाले हैं ।।0। 

अतः यदि वे प्रायश्चित कर लें और 
नमाज़ को क़ायम करें और ज़कात अदा 
करें तो धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भाई हैं । 
और हम ऐसे लोगों के लिए चिह्नों को 
खोल-खोल कर वर्णन करते हैं जो ज्ञान 
रखते हैं ।।।। 

और यदि वे अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ 
अपनी क़समों को तोड़ दे और तुम्हारे 
धर्म पर कटाक्ष करें तो इनकार करने 
वालों के मुखियाओं से लड़ाई करो । 
निस्सन्देह वे ऐसे हैं कि उनकी क़समों 
का कोई भरोसा नहीं (अत: उनसे लड़ाई 
करो । इस प्रकार) हो सकता है कि वे 
बाज़ आजाएँ ।।2। 

क्या तुम ऐसे लोगों से युद्ध नहीं करोगे 
जो अपनी क़समों को तोड़ बैठे हों । और 
रसूल को (देश से) निकाल देने का 


] 


b 


| पारः 0 
E PIS 9-5 ~ कप | 5 ~ र ~ ठ 


G ू > >> x > Tz 
ONS SC 9 


~ |०्4 ~ NE £ 5 PRT (3०६ ६ 
(5 | NUD Ce 4) ~ |; | Bio | 
ना 


(3) SA ह | बा 548 b lS ~ 


~ 
| ~ os 


३७ 


455४5 9)22% 0 ८ ४8८४ 
CERES ESTEE 


~ or bd 


Ss MSs ag EB 
dives een G SE 
© (0 ) a) हि > 2 5} 


> 27 27 fo ५ 2% 440 FS g ~ 

3262४ 25 «७-० | ००) ३ 

COMIN YE i ङ) Fo 
a ~~ ८ | 


2 


i >+्। 


~ 


BSI EAE Eel 


ESSE se Sl 


+9 Os) Eb | 9-3-89 


सूरः 9, अत-तौबः 


संकल्प किए हुए हों । और वही हैं 
जिन्होंने पहले-पहल तुम पर (अत्याचार 
का) आरम्भ किया । क्या तुम उनसे डर 
जाओगे ? यदि तुम मेमिन हो तो 
अल्लाह अधिक हक़दार है कि तुम उससे 
डरो ।।3। 

उनसे लड़ाई करो । अल्लाह उन्हें तुम्हारे 
हाथों से अज़ाब देगा और उन्हें अपमानित 
कर देगा । और तुम्हें उनके विरुद्ध 
सहायता प्रदान करेगा और मोमिनों के 
दिलों को आरोग्य प्रदान करेगा ।।4। 

और उनके दिलों से क्रोध दूर कर देगा । 
और अल्लाह जिस पर चाहे प्रायश्चित 
स्वीकार करते हुए झुकता है । और 
अल्लाह बहुत जानने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।।5। 

क्या तुम यह विचार करते हो कि तुम 
इसी प्रकार छोड़ दिए जाओगे जबकि 
अभी तक अल्लाह ने (परीक्षा में डाल 
कर) तुम में से ऐसे लोगों को छाँट कर 
अलग नहीं किया जिन्होंने जिहाद 
किया और अल्लाह और उसके रसूल 
और मोमिनों के अतिरिक्त किसी को 
गहरा मित्र नहीं बनाया । और जो तुम 
करते हो अल्लाह उससे सदैव अवगत 
रहता है ।6। (रुकू -ह-) 

मुश्रिकों का काम नहीं कि वे अल्लाह की 
मस्जिदें आबाद करें जबकि वे स्वयं अपने 
विरुद्ध इनकार के साक्षी हैं । यही वे हैं 
जिनके कर्म नष्ट हो गए और वे अग्नि में 
दीर्घ काल तक पड़े रहने वाले हैं ।7। 


| पारः 0 
Cogs al bee ८ S23 ~Z 
sg S| 5203 » 32-- 
22+ PAE BET 
OHS ONO FE 
SDL | 2 SBI 


2) Sorel 2. ५००७४ 2 422“ 2 RR 

25 2 € Dr > 9 
® 5 ०9 र्द 5% 72 

Os 922 53342 

+ PE +e ts > ड oo 

40) D2 ~¢ ~ 99 


ee 
~ L TGs z iE ~ 


(3) eS BES > की ~ AW ५ Ls} ty ls 


UNE EID 
DBS कक Ae 5 88] 
Oe ४३४ ३८5 ४४७) 2३३ 
है. 68$ 5 0७५45 44205 


2० BOS 5४ ८ 
3 2 > 3 227 = is 3 | १ 

i ७ BO heigl 

ts p De GE FS es 
(9 ही gl |] > 

O39 53 


सूरः 9, अत-तौबः 


अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद 
करता है जो अल्लाह पर और परकालीन 
दिवस पर ईमान लाए और नमाज़ क़ायम 
करे और ज़कात दे और अल्लाह के सिवा 
किसी से भय न करे । अत: सम्भव है कि 
ये लोग हिदायत प्राप्त लोगों में गिने 
जाएँ ।।8। 

क्या तुम ने हाजियों को पानी पिलाना 
और मस्जिद-ए-हराम की देख भाल 
करना ऐसा ही समझ रखा है जैसे कोई 
अल्लाह पर और परकाल के दिन पर 
ईमान ले आए और अल्लाह के मार्ग में 
जिहाद करे । वे अल्लाह के निकट 
कदापि एक समान नहीं हो सकते । और 
अल्लाह अत्याचारी लोगों को हिदायत 
प्रदान नहीं करता ।।9। 


पारः 0 


| a 
300 6 5 59205 AAS] 
Re isle ~ \§ ~ 
Sls | fs > 


Lo a) Y | 2 ee 9 5) 


>I f3 


OREN HSS) SU] 


ol SESE Ge ४42. 

लै Ee I Z 
>| (१5 ab CA 
Ss 6 ६४५ al Ses SE I zl zz 


AS] 


2 


9858 ५.६४०॥ ५ ५0 


जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत 3 | 4६ | 5६ || Cg 


की और अल्लाह के मार्ग में अपने धन 
और जीवन के साथ जिहाद किया वे 
अल्लाह के निकट पदवी में बहुत बड़े हैं 
और यही वे लोग हैं जो सफल होने वाले 
हैं ।20| 

उनका रब्ब उन्हें अपनी ओर से दया, 
प्रसन्नता और ऐसे स्वर्ग का शुभ 
समाचार देता है जिनमें उनके लिए सदा 
रहने वाली नेमतें होंगी ।2।। 

वे सदा-सदा के लिए उनमें रहने वाले हैं। 
निस्सन्देह अल्लाह के पास एक बड़ा 
प्रतिफल है ।22। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! यदि 
तुम्हारे पूर्वजों और भाइयों ने ईमान 


i ~ 


slr | ७-०) |9»-«) | 4 | 4.७ | bs 
© 033) Is 


Eg segs 


ls Fe Z ARTs 727 FE ISIS ED 
2) 9A 2५०० २ st) >>र३ 


y 


Ooo es 24) 


SENSES 


सूरः 9, अत-तौबः 


की अपेक्षा इनकार को पसन्द कर 
लिया है तो तुम उन्हें (अपना) मित्र 
न बनाओ । और तुम में से जो भी 
उन्हें मित्र बनाएँगे तो यही हैं जो 
अत्याचारी हैं ।23। 

तू कह दे कि यदि तुम्हारे पूर्वज और 
तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे भाई और 
तुम्हारी पत्नियाँ और तुम्हारे वंश तथा 
वह धन जो तुम कमाते हो और वह 
व्यापार जिसमें हानि का भय रखते हो 
और वे घर जो तुम्हें पसन्द हैं अल्लाह 
और उसके रसूल से तथा अल्लाह के मार्ग 
में जिहाद करने की अपेक्षा तुम्हें अधिक 
प्रिय हैं तो फिर प्रतीक्षा करो यहाँ तक 
कि अल्लाह अपना निर्णय ले आए । और 
अल्लाह दुराचारी लोगों को हिदायत 
प्रदान नहीं करता ।24। (रुकू ढ़) 
निस्सन्देह अल्लाह बहुत से रणक्षेत्रों में 
तुम्हारी सहायता कर चुका है और 
(विशेषकर) हुनैन के दिन भी, जब 
तुम्हारी अधिकता ने तुम्हें अहंकार में 
डाल दिया था । अतः वह तुम्हारे किसी 
काम न आ सकी और धरती विस्तृत होने 
के बावजूद तुम पर तंग हो गई । फिर तुम 
पीठ दिखाते हुए भाग खड़े हए ।25। 
फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों 
पर अपनी शांति उतारी और ऐसी सेनाएँ 
उतारीं जिन्हें तुम देख नहीं सकते थे । 
और उसने उन लोगों को अज़ाब दिया 
जिन्होंने इनकार किया था । और काफिरों 
का ऐसा ही प्रतिफल हुआ करता है ।26। 


)) | 


पारः 0 


SSNS 


FS w 22RYrgbs27zZ 


AHF LEYS 
OV SAA 


2.20 # तर 


253253 


$7277 


SSIES SEs 9 
8:5553 SSIS 
ge ime 
G30 
0८५२5 5 5956 FN 


-O© 


HE Cd ड्‌ fs 57 NF 2d |Z 
EON _ ५2६ YS 


SGP HBL 
25S SS _ ४3. 025 
AEE SEES ४०७ 


2 
ws 5 72 7 


9 oe) ०... ) Ls 22) Y| 
€ 7, > 
OCA 


~ 
w 


i ei 


5M 


0 Zo 


"१३ ० ०३ Coes) | 
5059 SCORN ८90७3: 


(9 >> 8 | > ~~ 4 
SIGS Se 


सूरः 9, अत-तौब: 


फिर उसके बाद भी अल्लाह जिस पर 
चाहेगा प्रायश्चित स्वीकार करते हुए 
झुक जाएगा । और अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।27। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! 
मुश्रिक तो अपवित्र हैं । अतः वे अपने 
इस वर्ष के बाद मस्जिद-ए-हराम के 
निकट न फटके । और यदि तुम्हें 
निर्धनता का भय हो तो यदि अल्लाह 
चाहे तो तुम्हें अपनी कृपा के साथ 
धनवान बना देगा । निस्सन्देह अल्लाह 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।28।* 

अहले किताब में से उन से युद्ध करो जो 
न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न 
परकालीन दिवस पर और न ही उसे 
हराम ठहराते हैं जिसे अल्लाह और 
उसके रसूल ने हराम घोषित किया है । 
और न ही सत्यधर्म को धर्म के रूप में 
अपनाते हैं । यहाँ तक कि वे (अपने) 


) | पारः 0 


9 शा ks ~ <| | EY > { द द ई 
eds 


ना 
Fos GF 2४० EE 
©>) Er alls ५५.३ 


Z 5 7 हर <; 5 ~ | > ६8 ही (कि 
Bi NEE SHEG 

Zl? CR न BST YS De 
I 7 a) | - | ls 2 LSS 
BALE iG) 5 [५ 2५०५८ 


है Daa id 


408) FESR 


+~ ++ 


S > र BU |~ 


है 7022 है! ढ 2: tz 2, | pe \§ 
7 db Ysa Oe SYR 
¢ है! ८0८0० £] घटा है ~ + 2 
EG SHY HN 
ENCINO 


| > 2 2 ड ड 
Prep SUPERS 





* मुश्रिकों के अपवित्र होने का तात्पर्य उनकी आस्था का अपवित्र होना है । शारीरिक अपवित्रता भाव 
नहीं । अतः मुश्रिकों को हज्ज से रोकने का तात्पर्य यह है कि उनको अपनी मुश्रिकाना रीतियों का 
पालन करते हुए हज्ज न करने दिया जाए । क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
पूर्व अज्ञानता के समय में वे कई बार वस्त्रहीन हो कर और अपने आराध्य मूर्तियों आदि को साथ ले 
कर हज्ज किया करते थे । अतएव हज़रत इमाम अबु-हनीफ़ा रह. और दूसरे हनफ़ी फुक़हा (धर्मज्ञों) 
के अनुसार मुश्रिक मुसलमानों की प्रत्येक मस्जिद में यहाँ तक कि मस्जिद-ए-हराम में भी प्रवेश कर 
सकते हैं । हाँ उन्हें वहाँ अपनी मुश्रिकाना रीतियों के अनुसार हज्ज या उमरा करने की आज्ञा नहीं । 
अतः लिखा है : आयत (मुश्रिक तो अपवित्र हैं । अतः वे मस्जिद-ए-हराम के निकट न 
फटके) से यह अभिप्राय नहीं कि मस्जिद-ए-हराम में उनका प्रवेश निषिद्ध है बल्कि इससे यह 
अभिप्राय है कि उनका उन रीति रिवाजों के साथ हज्ज या उमरा करना मना है, जिन का पालन 
वे (इस्लाम से पूर्व) अज्ञानता के दिनों में करते थे । (अल-फ़िक:-अल-इस्लामी व अदिल्लतुहू, 
तालीफ़-उद-दकतूर वहबतुजूज़ुहैली भाग 6 पुष्ठ 434, 435, दार-उल-फिक्र, दमिश्क़) 





सूरः 9, अत-तौब: 


हाथ से जिज़्या अदा करें और वे लाचार 
हो चुके हों ।29। (रुकू +) 

और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह 
का पुत्र है और ईसाइयों ने कहा कि 
मसीह अल्लाह का पुत्र है । यह केवल 
उनकी मौखिक बातें हैं । ये उन लोगों के 
कथन का नक़ल कर रहे हैं जिन्होंने 
(उनसे) पहले इनकार किया था। 
अल्लाह उन्हें नष्ट करे । ये कहाँ उल्टे 
फिराए जाते हैं ।30। 

उन्होंने अपने धर्मज्ञां और राहिबों 
(अर्थात सन्तों) और इसी प्रकार मरियम 
के पुत्र मसीह को भी अल्लाह के 
अतिरिक्त रब्ब बना रखा है । हालाँकि 
उन्हें इसके सिवा कोई आदेश नहीं दिया 
गया था कि वे एक ही उपास्य की 
उपासना करें । उसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं । जो वे शिर्क करते हैं उससे 
वह पवित्र है ।3]। 

वे चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने 
मुहों से बुझा दे । और अल्लाह अपने नूर 
को सम्पूर्ण करने के सिवा (हर दूसरी 
बात) को रद्द करता है चाहे काफिर 
कैसा ही नापसंद करें ।32। 

वही है जिसने अपने रसूल को 
हिदायत और सत्यधर्म के साथ भेजा 
ताकि वह उसे समस्त धर्मों पर विजय 
प्रदान करे चाहे मुश्रिक कैसा ही 
नापसंद करें ।33। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! 
निस्सन्देह धार्मिक विद्वानों और 


)| | 


पारः 0 


है 865522.2:5 FENCES] 
SERA EP AE 
BN NEA sa 
RHO 5, ४५५5 al FL 
Ee Lali 
00%; 
५७८७2 5 5 503. 3:43 
25006 4500 sits 


FENIAN 


O¢ 95 fsa bd or a YY) 


६ 


५ 


50 29% tai) 

4559 SSO YANG ES SL 

CEES] ०553 

CXS SSCS GH 5 

०2 %3 ५० ५३४ ४०७४४ ॥#४ 

६ ०४, 


SY Ia) | | 


> ३ 


is oll 


सूरः 9, अत-तौबः 


राहिबों में से बहुत से ऐसे हैं जो 
लोगों का धन अवैध ढंग से खाते हैं 
और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं । 
और जो लोग सोना और चाँदी इकट्ठा 
करते हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग में 
खर्च नहीं करते तू उन्हें पीड़ाजनक 
अज़ाब का शुभ-समाचार दे दे ।34। 
जिस दिन नरक की आग उस (सोने 
चाँदी) पर भड़काई जाएगी । फिर उससे 
उनके माथे और उनके पहलू और उनकी 
पीठे दागी जाएँगी (तो कहा जाएगा) 
यह है जो तुमने अपनी जानों के लिए 
इकट्ठा किया था । अतः जो तुम इकट्ठा 
किया करते थे उसे चखो ।35। 
निस्सन्देह अल्लाह के निकट, जब से 
उसने आसमानों और धरती को पैदा 
किया है, अल्लाह की पुस्तक में महीनों 
की गिनती बारह ही हैं । उनमें से चार 
इज़्ज़त वाले हैं । यही क़ायम रहने वाला 
और क़ायम रखने वाला धर्म है । अतः 
इन (महीनों) में अपनी जानों पर 
अत्याचार न करना । और (दूसरे महीनों 
में) मुश्रिकों से इकट्रे हो कर लड़ाई करो 
जिस प्रकार वे तुमसे इकद्रे होकर लड़ते 
हैं और जान लो कि अल्लाह मुत्तक्रियों 
के साथ है ।36। 

निस्सन्देह नसी इनकार में एक बढ़त है। 
इससे उन लोगों को जिन्होंने इनकार 
किया, गुमराह कर दिया जाता है । 
किसी वर्ष तो वे उसे वैध घोषित करते हैं 
और किसी वर्ष उसे अवैध घोषित कर 


RBS SES TE ५55 248९० 
ls 00 Ni 
SUBNET 


EO & | ~ 2 3 हि टू ५ ¢ 
SiG be sgl 8 
+» lg Glee है! LS & 22% 
०-३०] ७०७ ४५००-२५ ७। ६८ 
< {+ र ०7 ees Ds < ~ 
ls BAS ५७५७ TPN 
57 TZ 3 
५ 8 ® 0 w 


3 SY Crk] 


ACES Nl bs 
६4, 5 «4 £ 5७ “श ss je re 

Olle Rb SS ES 
eal 


Geos Ce Sp 


सूरः 9, अत-तौबः 





देते हैं । ताकि जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त 
वाला (महीना) घोषित किया है उनकी 
गिनती पूरी करें, ताकि वे उसे वैध बना 
दे जिसे अल्लाह ने अवैध घोषित किया 
है। उनके लिए उनके कर्मों की बुराई 
सुन्दर करके दिखाई गई है । और 
अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत 
प्रदान नहीं करता ।37।* (हकू -+- ) 
हे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम्हें क्या 
हो जाता है जब तुम्हें कहा जाता है कि 
अल्लाह के मार्ग में (जिहाद के लिए) 
निकलो तो तुम बोझल बन कर धरती 
की ओर झुक जाते हो । क्या तुम परलोक 
के बदले संसार के जीवन से संतुष्ट हो 
गए हो ? अतः सांसारिक जीवन की 
सामग्री परलोक में किंचित मात्र के सिवा 
कुछ भी (प्रमाणित) न होगी ।38। 

यदि तुम (जिहाद के लिए) न निकलोगे 
तो वह तुम्हें एक पीड़ाजनक अज़ाब देगा 
और तुम्हारे स्थान पर एक और जाति 
को बदल कर लाएगा और तुम उसे 
(अर्थात अल्लाह को) कुछ भी हानि 
नहीं पहुँचा सकोगे । और अल्लाह 
प्रत्येक विषय पर जिसे वह चाहे सदा 
सामर्थ्य रखता है ।39। 

यदि तुम इस (रसूल) की सहायता न भी 
करो तो अल्लाह (पहले भी) इसकी 
सहायता कर चुका है जब इनकार करने 


|} पारः 0 
ei BEE, 

sug ils sols 
ट ७७३४० 58 
ASE) SSE 


Ft \, 


5 | sl al Cs ३3 355) 

SE NSS] 

CMe sl 
Os 3) 


4 >| 3 abla 2 3 09 a Y 


INGEN GEIS Ea 





नसी का तात्पर्य यह है कि इस्लाम से पूर्व अरब वाले इज़्ज़त वाले महीनों को अपनी मर्ज़ी से आगे 
पीछे कर देते थे । ताकि इज़्ज़त वाले महीनों में लड़ाई आदि जो अवैध कर्म हैं उन्हें कर सकें और बाद 
में कुछ अन्य महीनों को इज़्ज़त वाले महीने घोषित कर दें । 


सूरः 9, अत-तौबः 


वालों ने उसे (देश से) इस स्थिति में 
निकाल दिया था कि वह दो में से एक 
था । जब वे दोनों गुफा में थे और वह 
अपने साथी से कह रहा था कि दु:खी न 
हो, निस्सन्देह अल्लाह हमारे साथ है । 
अतः अल्लाह ने उस पर अपनी शांति 
अवतरित की और ऐसी सेनाओं से 
उसकी सहायता की जिनको तुम ने कभी 
नहीं देखा । और उसने उन लोगों की 
बात नीची कर दिखायी जिन्होंने इनकार 
किया था । और अल्लाह ही की बात 
सर्वोपरि होती है । और अल्लाह पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) परम विवेकशील 
वाला है ।40। 

(तुम) हल्के भी और भारी भी निकल 
खड़े हो और अल्लाह के मार्ग में अपने 
धन और जीवन के साथ जिहाद करो । 
यदि तुम ज्ञान रखते हो तो यही तुम्हारे 
लिए उत्तम है ।4]। 

यदि दूरी कम होती और यात्रा आसान 
होती तो वे अवश्य तेरे पीछे चलते । परन्तु 
कठिनाइयाँ झेलना उन के लिए बहुत दूर 
(की बात) है । वे अवश्य अल्लाह की 
सौगन्ध खाएँगे कि यदि हमें सामर्थ्य होता 
तो हम अवश्य तुम्हारे साथ निकलते । वे 
अपनी ही जानों को नष्ट कर रहे हैं । और 
अल्लाह जानता है कि निस्सन्देह ये झूठे 
लोग हैं ।42। (रुकू [क ) 

अल्लाह तुझे माफ़ करे । तूने उन्हें आज्ञा 
ही क्यों दी ? यहाँ तक कि उन लोगों का 
तुझे भली -भाँति पता लग जाता जो सच 


) | | पार; 40 
40000 0 POCA NT 
sae FE एड 


HBR iy 
<P AS 7 4 ८ ड 2 | 97 दूं 54 


63 ह 27 + ~+ | | 2 | 


Ec lO 
see ig GN aS 

Cane SOs Ail 
हे a] GSO pe ae 
हू SOFIA) 7740५ 
ig ksi 


REE RRPT RIL 


सूरः 9, अत-तौबः 


कहते थे और तू झूठों को भी पहचान 
लेता ।43। 

जो लोग अल्लाह और परकाल के दिन 
पर ईमान लाते हैं, वे तुझ से अपने धन 
और जीवन के साथ जिहाद करने से छूट 
नहीं माँगते । और अल्लाह मृत्तक्रियों को 
ख़ूब जानता है ।44| 

केवल वही लोग तुझ से छूट माँगते हैं जो 
अल्लाह और परकाल के दिन पर ईमान 
नहीं रखते और उनके दिल शंका में घिरे 
हैं और वे अपनी शंका के कारण 
असमंजस में पड़े हुए हैं ।45। 

और यदि उनका (जिहाद के लिए) 
निकलने का इरादा होता तो वे अवश्य 
उसकी तैयारी भी करते । परन्तु अल्लाह 
ने पसंद ही नहीं किया कि वे (इस 
विशेष उद्देश्य के लिए) निकल खड़े हों । 
और उसने उन्हें (वहीं) पड़ा रहने दिया। 
और (उन्हें) कहा गया कि बैठे रहने 
वालों के साथ बैठे रहो ।46। 

यदि वे तुम में सम्मिलित होकर (जिहाद 
के लिए) निकलते तो अव्यवस्था फैलाने 
के सिवा तुम्हें किसी चीज़ में न बढ़ाते । 
और तुम्हारे लिए उपद्रव की कामना 
करते हए तुम्हारे बीच तेज़ तेज़ 
सवारियाँ दौड़ाते । जबकि तुम्हारे बीच 
उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनने वाले भी 
हैं। और अल्लाह अत्याचारियों को खूब 
जानता है ।47। 

निस्सन्देह पहले भी वे उपद्रव चाहते थे 
और उन्होंने तेरे सामने मामले उलट- 


] | पारः 0 


fo 

| 8 EA S Ee ESS 5 ~ 
wb ०५5५३ CAH ८53८5 ४ 
| की, दम (६६ 30, ol i 7 
© Cs CES ~b 
yO HSB) 
pA 486 352563 Ne 2 Fe 
Gore Bs PN 
७6355 eS 

4245 ८४६ 355.0॥ 9585 5 
POS) 59 22 205 Dees 2 (rf 
€ | | si 9 
OERAAD | १० x5|, 38 


Oa mn 
pe sls | 925 9| ७३ 
9 23% 89४ NY CE 


OSE 
~~ हट न्च 


Tiss To 5 
Ei ska EN 


सूरः 9, अत-तौब: 


पुलट कर प्रस्तुत किए । यहाँ तक कि 
सत्य आ गया और अल्लाह का निर्णय 
प्रकट हो गया जबकि वे (उसे) बहुत 
नापसंद कर रहे थे ।48। 

और उन में वह भी है जो कहता है मुझे 
छूट दे दे और मुझे परीक्षा में न डाल । 
सावधान ! वे तो परीक्षा में पड़ चुके हैं । 
और निस्सन्देह नरक क़ाफ़िरों को प्रत्येक 
ओर से घेर लेने वाला है ।49। 

यदि तुझे कोई भलाई पहुँचे तो उन्हें 
बुरी लगती है । और यदि तुझ पर 
कोई विपत्ति आ पड़े तो कहते हैं कि 
हम तो अपना मामला पहले ही 
(अपने हाथ में) ले बैठे थे । और वे 
(खुशी से) इठलाते हुए पीठ फेर कर 
चले जाते हैं ।50। 

तू (उनसे) कह दे कि हमें तो कोई 
विपत्ति नहीं पहुँचेगी सिवाय उसके जो 
अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखा है । 
वही हमारा मालिक है । अतएव 
चाहिए कि अल्लाह पर ही मोमिन 
भरोसा करें ।5]। 

तू कह दे कि क्या तुम हमारे लिए दो 
अच्छी बातों में से एक के सिवा भी 
किसी और की आशा रख सकते हो । 
जबकि हम तुम्हारे लिए इस प्रतीक्षा में हैं 
कि अल्लाह स्वयं अपनी ओर से या फिर 
हमारे हाथों से तुम पर अज़ाब भेजे । 
अतः तुम भी प्रतीक्षा करो हम भी 
निश्चित रूप से तुम्हारे साथ प्रतीक्षा 
करने वाले हैं ।52। 


] || पारः 0 


~ ~ 28 


ABs SY 


bs Pe fo 2% > 562 3 ~ 

Es Ys J Cg 
2.५2 ~ ~ 

+ | Sou] 7३+ 3 

Cop se 3 

~? 5 5 iE A Dr 


~ Z 
~ es” ४ 
° ©) 


द अ 
CID SDE Od > प“ > 
I~ 


०३ 
Eads gs 


SE KEEFER 


E [eT FA ७56 i kd ei ५ 2 5 3 
80 NICO 


2३5४६ ४॥ 3557 ७४ #& 
09 se 3 


Csi WE yids 
शत ह ra ह+> 42 

() | 55 ORIN OSS CS | 
| RR Zz 


sl ode C2 > Is pC 
bl 5536 ° ESL 


कक + + 


5 A “>> 


SARs 


३५d 


© Oo INA 


सूरः 9, अत-तौबः 


तू कह दे कि चाहे तुम इच्छापूर्वक खर्च 
करो या अनिच्छापूर्वक । तुम से कदापि 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । निस्सन्देह 
तुम दुराचारी लोग हो ।53। 

और उन के धन को स्वीकार किये जाने 
से उन्हें किसी चीज़ ने वंचित नहीं किया 
सिवाय इसके कि वे अल्लाह और उसके 
रसूल का इनकार कर बैठे थे । और इसी 
प्रकार नमाज़ के निकट अत्यन्त आलस्य 
के साथ आते थे और अत्यन्त घृणा भाव 
अनुभव करते हुए (अल्लाह के लिए) 
खर्च करते थे ।54। 

अत: उनके धन और उनकी संतान तेरे 
लिए कोई आकर्षण उत्पन्न न करें । 
निस्सन्देह अल्लाह की यही इच्छा है कि 
उनको उन्हीं के द्वारा इस संसार के जीवन 
ही में अज़ाब दे । और उनके प्राण ऐसी 
अवस्था में निकलें कि वे काफिर हों ।55। 
और वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि 
निस्सन्देह वे तुम्हीं में से हैं । हालाँकि वे 
तुम में से नहीं हैं । परन्तु वे कायर लोग 
हैं ।56। 

यदि वे कोई शरणस्थल या गुफा अथवा 
कोई छिपने का स्थान पाएँ तो वे अवश्य 
उसकी ओर इस प्रकार मुड़कर दौड़ेंगे कि 
तेज़ी से झपट रहे होंगे ।57। 

और उनमें से ऐसे भी हैं जो तुझ पर दान के 
बारे में आरोप लगाते हैं । यदि उन (दान 
समूह) में से कुछ उन्हें दे दिया जाए तो 
खुश हो जाते हैं । और यदि उन्हें उन में से 
न दिया जाए तो वे तुरन्त रूठ जाते हैं ।58। 


] |] पारः 0 


CEE if OS FELIS 


६७% SBT Sagas Gs 
YN ३25२ NL 

%z | 0 र BS अं ड a २+ ts 
YI IBSEN SL 


Z 22 | LIS Bid 5८ ०4,१2 
(९9 O22 ५ «७9 9 >] © 9222 


BY Ys 2S 


NG Riel Ee) 
29 sg) 59 a) 
CEES s 


Ee RIN Eb 
[ss rolls se 
७53४5. AN 


सूरः 9, अत-तौबः 


और काश वे उस पर संतुष्ट हो जाते जो 
अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें प्रदान 
किया । और (वे) कहते हैं कि अल्लाह 
हमारे लिए पर्याप्त है (और) अल्लाह 
अवश्य हमें अपनी कृपा से (बहुत कुछ) 
प्रदान करेगा और उसका रसूल भी । 
निस्सन्देह हम अल्लाह ही की ओर 
हार्दिक इच्छा से आकृष्ट हैं ।59। 

(रुकू उ ) 
दान (के रूप में प्राप्त धन) तो केवल 
अभावग्रस्तों और दीन दु:खियों तथा उन 
(दान) की व्यवस्था करने वालों और 
जिन की दिलजोई की जा रही हो और 
दासों को मुक्त कराने और चट्टी में दबे 
हुए लोगों तथा अल्लाह के मार्ग में 
साधारणतया खर्च करने वालों एवं 
यात्रियों के लिए हैं । यह अल्लाह की 
ओर से एक कर्त्तव्य है और अल्लाह 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।60। 
और उन में से ऐसे लोग भी हैं जो नबी 
को दुःख पहुँचाते हैं और कहते हैं यह 
तो कान ही कान है । तू कह दे, हाँ 
वह सिर से पाँव तक कान तुम्हारी 
भलाई के लिए है । वह अल्लाह पर 
ईमान लाता है और मेमिनों की मानता 
है । और तुम में से जो ईमान लाए हैं 
उनके लिए कृपा (स्वरूप) है । और वे 
लोग जो अल्लाह के रसूल को दुःख देते 
हैं उनके लिए पीड़ाजनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।6।। 


पारः 0 


flee sD el 


४ 
BR BR? FS 


कक ब्रज ४-8५ ed |») FT > 
२०2 १-० alt | 9 ou )9 


DOE) 
हि Fr डी ye 2 | ee i [$ 
` |9 5-०) SSNS) 


~ LZ 


Gio HS sens 
NLS EIEN RE] 
405 ५0 ८४ 4.52, $ NS 


का eed 


OF G0 5 


१०477 Z RAR 2 


OAR AN OSI 58 
>) 9 Ce 29a) 2 9 | _ 


id 24272 sis > द az ~ 2 ०9० 9४ 
235 PERN ols OY 


od 


OEE 





सूरः 9, अत-तौब: {| पारः 0 
वे तुम्हारे सामने अल्लाह की क़समें खाते {८९ - ट; 2 Go tl ie 
ट तुम्हें ह र हालाँकि pes 9 2) >> 405 ‘~ 
हैं ताकि तुम्हें संतुष्ट करें हालाँकि यदि... ¢ 3 200 7 ० 
वे मेमिन थे तो अल्लाह और उसके रसूल |>५ ८] २ ५० 2 ७।_#| 49८93 
इस बात के अधिक हकदार हैं कि वे # Os 
उन्हें ; छः. (४४ १ 
्हें संतुष्ट करते ।62। 
क्या उन्हें जानकारी नहीं कि जो अल्लाह | ५५५ 5 £| | 
और उसके रसूल से शत्रुता करता है तो | हु 2, 
उसके जिसमें (६४७ i | 6५ हि ५ 7 
उसके लिए नरक की आग है जिसमें वह ७2०० > ~ ७५0७ ५909 
बहुत लम्बे समय तक रहने वाला है । 2 i 
वह बहुत बड़ी रुसवाई है ।63। SE 
मुनाफ़िक़ डरते हैं कि उनके विरुद्ध कोई ; ८ मु Col los 0 
सूरः अवतरित न कर दी जाए जो उनको | 


उसकी जानकारी दे दे जो उनके दिलों में 


है । तू कह दे कि (चाहे) खिल्ली उड़ाते ROT 


रहो । जिसका तुम्हें डर है, अल्लाह उसे 
अवश्य प्रकट करके रहेगा ।64। 

और यदि तू उनसे पूछे तो अवश्य कहेंगे 
हम तो केवल गप-शप में व्यस्त थे और 
खेलें खेल रहे थे । तू पूछ, क्या अल्लाह 
और उसके चिह्नों और उसके रसूल से 
तुम हँसी ठट्टा कर रहे थे ? ।65। 

कोई बहाना न बनाओ । निस्सन्देह तुम 
अपने ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके 
हो । यदि हम तुम में से किसी एक गिरोह 
को क्षमा कर दें तो किसी दूसरे गिरोह को 
अज़ाब भी दे सकते हैं । इस कारण कि वे 
अवश्य अपराधी हैं ।66। (रुकू ज ) 
मुनाफिक़ पुरुष और मुनाफ़िक़ स्त्रियाँ 
एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं । वे बुरी 


ES iC ४5 
Rn IR RR cas be Md 
sls Al (७ SPS 


O03 eS ASH 353 
FN pet ME 420 0 ४४ 


| es AS ss 


A 


U3 w 52-2 ~ RCSF SRE र्र 3 ‘i 
2 sham C9) 98 


बातों का आदेश देते हैं और अच्छी & /&0%:235 ४५ 55550 bs 


बातों से रोकते हैं । और अपनी 


सूरः 9, अत-तौब: 


मुद्रियाँ (अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने 
से) बन्द रखते हैं । वे अल्लाह को 
भूल गए तो उसने भी उन्हें भुला 
दिया। निस्सन्देह मुनाफिक़ ही हैं जो 
दुराचारी लोग हैं ।67। 

अल्लाह ने मुनाफ़िक़ पुरुषों और 
मुनाफ़िक़ स्त्रियों और काफ़िरों से नरक 
की आग का वायदा किया है । वे लम्बे 
समय तक इस में (पड़े) रहने वाले हैं । 
यह उनके लिए पर्याप्त होगा । और 
अल्लाह ने उन पर ला नत डाली है और 
उनके लिए एक ठहर जाने वाला अज़ाब 
(निश्चित) है ।68। 

उन लोगों की भाँति जो तुम से पहले थे । 
वे शक्ति में तुम से अधिक और धन एवं 
संतान में बढ़ कर थे । उन्होंने अपने 
भाग्य से जितना लाभ उठाना था उठा 
लिया । तुम भी अपने भाग्य से लाभ 
उठा चुके हो । जिस प्रकार उन लोगों ने 
जो तुमसे पहले थे अपने भाग्य से लाभ 
उठाया । और तुम भी व्यर्थ की बातों में 
तल्लीन हो जैसे वे व्यर्थ की बातों में 
तल्लीन रहे । यही वे लोग हैं जिनके कर्म 
इहलोक में भी और परलोक में भी नष्ट 
हो गए । और यही वे लोग हैं जो वास्तव 
में घाटा पाने वाले हैं ।69। 

क्या उनके पास उन लोगों का 
समाचार नहीं आया जो उनसे पहले 
थे । (अर्थात्‌) नूह की जाति का और 
आद एवं समूद की (जाति) का तथा 
इब्राहीम की जाति और मदयन वालों 


] | पारः 0 


Lg > ~ Pa ~ 2 Fe ~ e+ 2 xs) 4 
| 94 er % | Osa) 9 जा, है हुआ अंक) 
जे | CAs Dr Lom iid 

~ न्ब {2 
ESE ३ sisi) ६४४ [८2८ 
HESTON EGET ENCE 
द है नह व है. (६3८२ ~ err A 


> 4 € 44 ers) EAD 


TRIN SS NN 
20 कक MEER 70480 सह 
(५ 5 उ ७ Ys 


AYE slic AMEE 


5 RUN oss EN 
SFA Bs 


(39:20: # 2: 


~ } A oe 
~ 2 |> 5% ~ 7 > 2३ 5 [ # + 
~ >्रे | [99 ° ~ 99 KE _9 C+ 


“2 72 


sd | CA) oy s SD 9 


सूरः 9, अत-तौबः 


का और उन बस्तियों का जो उलट- 
पुलट हो गई । उनके पास भी उनके 
रसूल खुले-खुले निशान ले कर आए । 
अतः अल्लाह तो ऐसा न था कि उन 
पर अत्याचार करता, परन्तु वे स्वयं 
ही अपनी जानों पर अत्याचार किया 
करते थे ।70| 

मोमिन पुरुष और मोमिन स्त्रियाँ एक 
दूसरे के मित्र हैं । वे अच्छी बातों ; 
का आदेश देते हैं और बुरी बातों से £ 
रोकते हैं । और नमाज़ को क्रायम 
करते हैं और ज़कात अदा करते हैं । 
तथा अल्लाह और उसके रसूल की 
आज्ञा का पालन करते हैं । यही हैं 
जिन पर अल्लाह अवश्य कृपा करेगा। 
निस्सन्देह अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।7। 
अल्लाह ने मोमिन पुरुषों और मोमिन 
स्त्रियों से ऐसे स्वर्गो का वायदा किया 
है जिनके दामन में नहरें बहती होंगी। 
वे उनमें सदा रहने वाले हैं । इसी 
प्रकार बहुत पवित्र निवास स्थानों का 
भी जो सदा रहने वाले स्वर्गो में 
स्थित होंगे । तथापि अल्लाह की 
प्रसन्तता सब से बढ़ कर है । यही 
बहुत बड़ी सफलता है ।72। 

(रुकू ज) 
हे नबी ! काफिरों एवं मुनाफ़िक़ों से 
जिहाद कर और उन पर सख्ती कर । 
और उनका ठिकाना नरक है और 
क्या ही बुरा ठिकाना है ।73। 


पारः ।0 
HE i a) 
54722 ie hz eek ~ ३५ 


| | 9 


ZO Ss Ea SI OF 5s 
Ose 59S 
SHEN 25 5 Silo 

| si 93s $-| 
225 RS 
OSH 


be 


ZZ 2 


CRNA EY) 
UBMs 
JE DOs 
ES AST 2) 
Oli 


० 


Er A 


&2 
CIS SEER 
कक ~~ 
b BD 58 3 2 


SE sp sel blsls 
CE] (52 


सूरः 9, अत-तौबः 


वे अल्लाह की कसमें खाते हैं (कि) 
उन्होंने (कुछ) नहीं कहा । हालाँकि वे 
निश्चित रूप से कुकर का कलिमा 
(इन्कारोक्ति) कह चुके हैं जबकि वे 
इस्लाम स्वीकार करने के बाद काफिर 
हो गए । और वे ऐसे दृढ़ संकल्प रखते 
थे जिन्हें वे प्राप्त न कर सके । और 
उन्होंने (मोमिनों से) केवल इस कारण 
शत्रुता की कि अल्लाह और उसके रसूल 
ने उनको अपनी अनुर्कपा से मालामाल 
कर दिया । अतः यदि वे प्रायश्चित कर 
लें तो उनके लिए अच्छा होगा । हाँ 
यदि वे लौट जाएँ तो अल्लाह उन्हें 
इहलोक और परलोक में पीड़ाजनक 
अज़ाब देगा । और उनके लिए सारी 
धरती में न कोई मित्र होगा और न कोई 
सहायक ।74। 

और उन्हीं में से ऐसे भी हैं जिन्होंने 
अल्लाह से प्रण किया था कि यदि वह 
हमें अपनी अनुकंपा से कुछ प्रदान करे 
तो हम अवश्य दान देंगे और हम अवश्य 
नेक लोगों में से हो जाएँगे ।75। 

अतः जब उसने अपनी अनुकंपा से उन्हे 
प्रदान किया तो वे उसमें कंजूसी करने 
लगे और वे विमुख होकर (अपनी 
प्रतिज्ञा से) पीछे हट गये ।76। 

अतः परिणामस्वरूप अल्लाह ने उनके 
दिलों में उस दिन तक के लिए कपटता 
डाल दी जब वे उस से मिलेंगे । क्योंकि 
उन्होंने अल्लाह से वचन-भंग किया और 
वे झूठ बोलते थे ।77। 


]}} पारः 0 


|e 


5 53555 [ 4 sks 57 
| 5 95६40 <<, १४०२ 
FO] द 345 र < हल] ई FEE 7 | ~ 
(Tr ८८ NE bee 2४८2० 
Yl २०5० Gs श] a Ce | 9-3-89 
{cs Ss > 2225 3६ x PTT 
NES ELE USI El 
5744 2 ~€ 2% 24 < DIES Fr ठ हैं. 
SO sol Ot 
Fd =) कह 4 & shy 23 २०४ 
¢} &2 3 ०६१ 4 FN {3 
CENT SPIES TEE ४७ 


CEST) 


> es Cs | हार zh Zz zl 4 > > ~ 
2५-०४ 40-७० ३ ४ ०७.५ १ 
~ FT ~ ~ 55 A ils 
PsN Lads) 
] 
© Coda) E w 
Joa) 


“4८ 
Ls 


5 53 4२ | oS | > ८ । Aas 2% i LI | | 9 | 


७85४-८5 HE ys 


सूरः 9, अत-तौबः 


क्या उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह 
उनके रहस्यों और उनके गुप्त परामर्शो 
को जानता है । और अल्लाह समस्त 
अप्रत्यक्ष (विषयों) का बहुत अधिक 
ज्ञान रखता है ।78। 

वे लोग जो मोमिनों में से हार्दिक रुचि से 
नेकी करने वालों पर दान के विषय में 
आरोप लगाते हैं और उन लोगों पर भी 
जो अपने परिश्रम के अतिरिक्त (अपने 
पास) कुछ नहीं पाते । अतः वे उनसे 
उपहास करते हैं । अल्लाह उनके 
उपहास का उत्तर देगा और उनके लिए 
पीड़ाजनक अज़ाब (निश्चित) है ।79। 
तू उनके लिए क्षमायाचना कर अथवा न 
कर । यदि तू उनके लिए सत्तर बार भी 
क्षमायाचना करे तब भी अल्लाह कदापि 
उन्हें क्षमा नहीं करेगा । क्योंकि उन्होंने 
अल्लाह और उसके रसूल का इनकार 
किया । और अल्लाह दुराचारी लोगों को 
हिदायत प्रदान नहीं करता ।80। 

(रुकू 0) 
पीछे छोड़ दिए जाने वाले अल्लाह के 
रसूल के विरुद्ध अपने बैठे रहने पर 
प्रसन्त हो रहे हैं । और उन्होंने 
नापसंद किया कि अल्लाह के मार्ग में 
अपने धन और अपने जीवन के साथ 
जिहाद करें । और वे कहते थे कि 
तेज़ गर्मी में यात्रा पर न निकलो । तू 
कह दे कि नरक की अग्नि जलन की 
दृष्टि से अधिक तेज़ है । काश ! वे 
समझ सकते ।8।। 


पारः 0 


9 _.7 “४ 


FACIE 05 er 


®) ० | > ५० ०0॥९)| 9 po 


Sie Hi 3b ४३ 


CHS 3 Ce sll 
DEAE YOY 


०5०) ~ > 2 + ~ + 2 
4 9 “a a) Dr] sg 


cya feikt 
~ Z कि हा 
| 2 24000 sede 


gf 


aL (5556 ae ५ <))५ >>) 
[92 


Did 


sg Ys ४०-४३ 
CSS] 


2, 


नू > छर 
ile sais) <) salad] C > 
Bae Es 5 
IE 


SASS Sessa ४ 
SCS NBII 345०४ 
OSI SEH I 


Ctr 


सूरः 9, अत-तौबः 


अतः जो वे कमाई किया करते थे उसके 
प्रतिफल स्वरूप चाहिए कि वे थोड़ा हँसें 
और अधिक रोयें ।82। 

अतः यदि अल्लाह तुझे उनमें से 
किसी गिरोह की ओर दोबारा ले जाए 
और वे तुझ से (साथ) निकलने की 
आज्ञा माँगे, तो तू उन्हें कह दे कि 
कदापि तुम भविष्य में मेरे साथ 
(जिहाद के लिए) नहीं निकलोगे और 
कदापि मेरे साथ होकर शत्रु से युद्ध 
नहीं करोगे । निस्सन्देह तुम पहली 
बार (घर) बैठे रहने पर संतुष्ट हो 
गए थे । अत: अब पीछे रहने वालों 
के साथ ही बैठे रहो ।83। 

और तू उन में से किसी मरने वाले की 
कभी (जनाज़: की) नमाज़ न पढ़ और 
उसकी कब्र पर (दुआ के लिए) कभी 
खड़ा न हो । निस्सन्देह उन्होंने अल्लाह 
और उसके रसूल का इनकार कर दिया 
है और वे इस दशा में मरे कि वे 
दुराचारी थे ।84। 

और उनके धन और उनकी संतान तेरे 
लिए कोई आकर्षण उत्पन्न न करें । 
अल्लाह केवल यह चाहता है कि उन ही 
के द्वारा उन्हें इस संसार में ही अज़ाब दे । 
और उनकी जानें इस दशा में निकलें कि 
वे काफिर हों ।85। 

और जब भी कोई सूरः उतारी जाती है 
कि अल्लाह पर ईमान ले आओ और 
उसके रसूल के साथ सम्मिलित होकर 
जिहाद करो तो उन में से धनवान तुझ 


] | पारः 0 


ESIC Elsi 

OHSS HE ४, ६ 5८ 
63255, 3)40|350:: 5: ४ 
SE द 57500 Ss 
GSES 5  #&।| ES 
EIFS 


Esp ster 


सूरः 9, अत-तौब: 


से छूट चाहते हैं । और कहते हैं हमें 
छोड़, ताकि हम बैठे रहने वालों के 
साथ हो जाएँ ।86। 

वे इस बात पर संतुष्ट हो गए हैं कि वे 
पीछे बैठे रह जाने वाली स्त्रियों के 
साथ हो जाएँ । और उनके दिलों पर 
मुहर लगा दी गई है । अत: वे समझ 
नहीं सकते ।87। 

परन्तु रसूल और वे लोग जो उसके 
साथ ईमान लाए, वे अपने धन और 
जीवन के साथ जिहाद करते हैं । 
और यही हैं जिनके लिए समस्त 
भलाइयाँ (निश्चित) हैं और ये ही हैं 
जो सफल होने वाले हैं ।88। 

अल्लाह ने उनके लिए ऐसे स्वर्ग तैयार 
कर रखे हैं जिनके दामन में नहरें बहती 
हैं । वे सदा उनमें रहने वाले हैं । यह 
बहुत बड़ी सफलता है ।89। 

(रुकू) 
और मरुभूमि निवासियों में से भी बहाने 
करने वाले आए ताकि उन्हें (पीछे रहने 
की) आज्ञा दी जाए । और (इस प्रकार) 
वे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से 
झूठ बोला, वे पीछे बैठे रहे । उन लोगों 
को जिन्होंने इनकार किया अवश्य 
पीड़ाजनक अज़ाब पहुँचेगा ।90| 
न दुर्बलों पर आपत्ति है और न रोगियों 
पर और न उन लोगों पर जो (अपने 
पास) खर्च करने के लिए कुछ नहीं 
पाते । बशर्ते कि वे अल्लाह और उसके 
रसूल के प्रति निष्ठावान हों । उपकार 


)) पारः 0 


SILENCE 

Oa 
alls Ss) fh | 55 
OV Yip BEB 


alia Cas Dg 
Es sess «७! Vsablsdg र 


~ 
A र {72 ~ 


22x हे] | श्र 
£१] 5 
PRIORI FINKE 
92.) ८, (६23 CNS 
धर gr ०2 


Oi DEN 8 33s 


< 


१०-०३ ३40 ०५५ GSU 9 »& 
TIE og als ८४३०) Los 


~ 


lesser 


डः 
~ 


-) 


240+ 


C9222 i 83 >> YR | के 


द 
Fz 


aE 


ers 
Donon > 


\ 


FP अं 


सूरः 9, अत-तौबः 


करने वालों पर पकड़ का कोई औचित्य 
नहीं । और अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।9। 

और न उन लोगों पर कोई आपत्ति है कि 
जब वे तेरे पास आते हैं ताकि तू उन्हें 
(जिहाद के लिए) किसी सवारी पर 
बिठा ले । तो तू उन्हें उत्तर देता है मैं तो 
कुछ नहीं पाता जिस पर तुम्हें सवार 
करा सकूँ । इस पर वे इस प्रकार वापस 
होते हैं कि उनकी आँखें इस दुःख में 
आँसू बहा रही होती हैं कि वे कुछ नहीं 
रखते जिसे वे (अल्लाह के मार्ग में) खर्च 
कर सकें ।92। 

पकड़ का औचित्य तो केवल उन लोगों 
के विरुद्ध है जो तुझ से छूट माँगते हैं 
हालाँकि वे धनवान हैं । वे इस बात पर 
संतुष्ट हो गए कि वे पीछे बैठे रह जाने 
वाली स्त्रियों के साथ हो जाएँ । और 
अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर कर दी । 
अतः वे कोई ज्ञान नहीं रखते ।93। 


] पारः 0 
SZ x 

2 Fs 2 

>> >> 


EN See | | 
Osiig ५१:०४ Yb 
5; MEN 


SEE SNS TDS 
Solel ६:55 sd 
OY 45 


सूरः 9, अत-तौबः 
जब तुम उनकी ओर वापस आओगे तो 


कोई बहाना न करो । हम कदापि तुम 
पर भरोसा नहीं करेंगे । अल्लाह ने हमें 
तुम्हारे हालात से अवगत करा दिया है । 
और अल्लाह निस्सन्देह तुम्हारे कर्मो को 
देख रहा है, इसी प्रकार उसका रसूल 
भी। फिर (ऐसा होगा कि) तुम अदृश्य 
एवं दृश्य का ज्ञान रखने वाले की ओर 
लौटाए जाओगे । फिर वह तुम्हें उसकी 
सूचना देगा जो तुम किया करते थे ।94। 
वे निस्सन्देह तुम्हारे सामने अल्लाह की 
क़समें खाएँगे जब तुम उनकी ओर 
लौटोगे ताकि तुम उन्हें छोड़ दो । अतः 
(अवश्य) उन्हें छोड़ दो । वे निश्चित 
रूप से अपवित्र हैं । और जो वे अर्जित 
करते थे उसके प्रतिफल स्वरूप उनका 
ठिकाना नरक है ।95। 

वे तुम्हारे सामने क़समें खाएँगे ताकि तुम 
उन से राज़ी हो जाओ । अतः यदि तुम 
उन से राज़ी भी हो जाओ तो भी अल्लाह 
दुराचारी लोगों से कदापि राज़ी नहीं 
होता ।96। 

मरुभूमि निवासी इनकार करने एवं 
कपटता करने में सबसे अधिक बढ़े हुए 
हैं । और अधिक झुकाव (इस ओर) 
रखते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने अपने 
रसूल पर अवतरित किया है उसकी 
सीमाओं को न पहचानें । और अल्लाह 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।97। 


)) पारः ॥| 


~ 
IR ०००५2“ 


वे तुम से क्षमा याचना करेंगे । तू कह दे के 3४५० a) (१ )२००९ 


Be A > (Te 5 Ie Bre 
Cb bis Si 
४ DN र (26 ४ sis 
sl दी, १27 pes AR Tze 
NESEY’ | ~) 9 
22 > ds wz डा ६,» A 
FIC oi EI 


2 ~ 
6) ड ver ~ 50 
SY 


~ “2 


ES दड 22] 4% prin 
~ IHR NP 


> 2 i + > > ~ ss pe ee 76 


R577 


52 i ६ ८ Fs 5 a+ 5227 
Fo RRS Se ७४ 
© क्र SG ~~ ० & 88! he ~ a i 
०४-४४ ४४ ५६ ४ Se 
७ E > 2 i > i क 5) a sly od क “कहर 
Des ED SEE 
है | x a § 


Os YS oe 


~ 


> 
० 
नी 


| 45s > oes fT 227 श्र 
जुआ 
Pe eS ~ है! न््ऊ £] ~ 

OSS EN ३०० 


सूरः 9, अत-तौबः 


और मरुभूमि निवासियों में से ऐसे भी हैं 
कि जो भी वे (अल्लाह के मार्ग में) खर्च 
करते हैं उसे बोझ समझते हैं । और तुम 
पर समय की मारों की प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। समय की मारे तो उन्हीं पर पड़ने 
वाली हैं । और अल्लाह बहुत सुनने वाला 
(और) स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।98। 
और (इन) मरुभूमि निवासियों में से ऐसे 
भी हैं जो अल्लाह और अन्तिम दिन पर 
ईमान लाते हैं । और जो कुछ अल्लाह के 
मार्ग में खर्च करते हैं उसे अल्लाह के 
सान्निध्य प्राप्ति का उपाय और रसूल 
की दुआएँ लेने का एक माध्यम समझते 
हैं । सुनो ! कि निस्सन्देह यह उन के 
लिए सान्निध्य प्राप्ति का उपाय ही है । 
अल्लाह अवश्य उन्हें अपनी करुणा में 
प्रविष्ट करेगा । निस्सन्देह अल्लाह बहुत 
क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।99। (रुकू -(“) 

और मुहाजिरों और अन्सार में से आगे 
निकल जाने वाले प्रथम श्रेणी के तथा वे 
लोग जिन्होंने अच्छे कर्मो के साथ उनका 
अनुसरण किया । अल्लाह उनसे प्रसन्न 
हो गया और वे उस से प्रसन्न हो गए 
और उसने उनके लिए ऐसे स्वर्ग तैयार 
किए हैं जिन के दामन में नहरें बहती हैं। 
वे सदा उन में रहने वाले हैं | यह बहुत 
बड़ी सफलता है ।।00। 

और तुम्हारे इर्द-गिर्द के मरुभूमि 
निवासियों में से मुनाफिक़ भी हैं और 
इसी प्रकार मदीना में बसने वालों में से 


5 


इ 


पारः ]7 


GG > LADEN 
5353) रा 2S हू L a 


Rs ~ i, + [ ir oN Be 9, 
Ge 40॥ 9 £ sl) ° 535 gE 


ld 


A १ 5 | 


6 4०२०० Azz >> ४2 ४४ ७ ४५ 
else | 2) 3 sg) 52) 
CAN » जा ~ yy Cs हर Cy Se RP 


OBA TUE 


कः | y Ne BS 29 


ह 
E 
E AAs) oe | (83 Osis 


bE 


सूरः 9, अत-तौबः 


भी हैं । वे कपटता पर जम चुके हैं । तू 
उन्हें नहीं जानता (परन्तु) हम उन्हें 
जानते हैं । हम उन्हें दो बार अज़ाब देंगे, 
फिर वे बड़े अज़ाब की ओर लौटा दिए 
जाएँगे ।।0। 

और कुछ दूसरे हैं जिन्होंने अपने पापों 
को स्वीकार किया । उन्होंने अच्छे कर्मो 
के साथ दूसरे बुरे कर्म मिला जुला दिए । 
संभव है कि अल्लाह उन पर प्रायश्चित 
स्वीकार करते हुए झुके । निस्सन्देह 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।02। 

तू उनके धन में से दान स्वीकार कर लिया 
कर । इसके द्वारा तू उन्हें पवित्र करेगा 
एवं उनकी शुद्धि करेगा । और उनके लिए 
दुआ किया कर । निस्सन्देह तेरी दुआ 
उनके लिए शांति का कारण होगी । और 
अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।03। 

क्या उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि बस 
अल्लाह ही अपने भक्तों का प्रायश्चित 
स्वीकार करता है । और दान स्वीकार 
करता है । और अल्लाह ही बहुत 
प्रायश्चित स्वीकार करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।04। 

और तू कह दे कि तुम कर्म करते रहो । 
अत: अल्लाह तुम्हारे कर्म को देख रहा है 
और उसका रसूल भी और सब मोमिन 
भी (देख रहे हैं) । और तुम (अन्ततः) 
अदृश्य और दृश्य का ज्ञान रखने वाले 
की ओर लौटाए जाओगे फिर वह तुम्हें 


De 


EE पारः ।7 


FR BE ay EE kk ल्ट 
2464 RRA Zz + Bed 
OL 0 


il जींद 2 84% (2242 52342 
| ~) PN 9s | <) 9» 9 
272% (४५८ Dd ॥ ८ 


©) o>) ES MS seks 


seks rE ड ६६ ~ 


i FA 6 
he (० 9८७2 Fo ०४ 


~ तह, 


os ls 20 SEs 


bn 7 


Ce 


eid 


AN BN hes a 


४ (८4 57.5) ¢ EE Z CR 527 
il ISG 992 Cet 
Cie en] 

Sk Tosa DS pees > fz 


Z प्र Rs कक 


FEE + ir ee) 
CUSEE SEIMEI 
WR NCEE 55s CoE 


सूरः 9, अत-तौबः 


उससे सूचित करेगा जो तुम किया करते 
थे ।05| 

और कुछ दूसरे लोग हैं जो अल्लाह के 
निर्णय की प्रतीक्षा में छोड़े गए हैं । चाहे 
वह उन्हें अज़ाब दे अथवा उन पर 
प्रायश्चित स्वीकार करते हुए झुक जाए। 
और अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) परम विवेकशील है ।।06। 

और वे लोग जिन्होंने कष्ट पहुँचाने और 
कुफ्र फैलाने और मोमिनों के मध्य फूट 
डालने और ऐसे व्यक्ति को जो अल्लाह 
और उसके रसूल से पहले ही से लड़ाई 
कर रहा है घात लगाने का स्थान 
उपलब्ध कराने के लिए एक मस्जिद 
बनाई । वे ज़रूर क़समें खाएँगे कि हम 
भलाई के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते थे। 
जबकि अल्लाह गवाही देता है कि 
निस्सन्देह वे झूठे हैं ।07।* 

तू उस में कभी खड़ा न हो । निस्सन्देह 
वह मस्जिद जिसकी नींव पहले दिन ही 
से तक़वा पर रखी गई हो अधिक हक़दार 
है कि तू उसमें (नमाज़ के लिए) खड़ा 
हो । उस में ऐसे पुरुष हैं जो इच्छा रखते 
हैं कि वे पवित्र हो जाएँ । और अल्लाह 
पवित्र होने वालों से प्रेम करता है ।।08। 
अतः जिसने अपने भवन की नींव 
अल्लाह के तक़वा और (उसकी) 
प्रसन्तता पर रखी हो क्या वह उत्तम है 


55555 


Z FTE g ~> 5 Zz 
2 | Ss adsl Cals 


Le ke 


Cr GS 95) £ 


+ I 427% 7 
pe err FAY 25 





% मस्जिद-ए-ज्ञिरार (कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से निर्मित मस्जिद) को गिराने का स्पष्ट रूप से 
आदेश इस लिए दिया गया है कि वह इस्लाम के विरुद्ध मुश्रिकों की गुप्त कार्यवाहियों के लिए एक 
अड्डा बना हुआ था । अन्यथा मस्जिदों का सम्मान अनिवार्य है । 


सूरः 9, अत-तौबः 


) | पारः 7 





अथवा वह जिसने अपने भवन की नींव 
एक खोखले, धराशायी हो जाने वाले 
छोर पर रखी हो ? अत: वह उसे नरक 
की अग्नि में साथ ले गिरेगी । और 
अल्लाह अत्याचारी लोगों को हिदायत 
नहीं देता ।09। 

उन का भवन जो उन्होंने बनाया है सदा 
उनके दिलों में शंका उत्पन्न करता रहेगा। 
सिवाय इसके कि उनके दिल (अल्लाह के 
भय से) टुकड़े-टुकड़े हो जाएँ । और 
अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) 
परम विवेकशील है ।।।0] (रुकू 
निस्सन्देह अल्लाह ने मोमिनों से उनकी 
जानें और उनके धन ख़रीद लिए हैं ताकि 
इसके बदले में उन्हें स्वर्ग मिले । वे 
अल्लाह के मार्ग में लड़ाई करते हैं, फिर 
वे वध करते हैं और वध किए जाते हैं । 
उसके ज़िम्मे यह पक्का वायदा है जो 
तौरात और इंजील और कुरआन में 
(वर्णित) है । और अल्लाह से बढ़ कर 
कौन अपने वचन को पूरा करने वाला है। 
अतः तुम अपने उस सौदे पर प्रसन्न हो 
जाओ जो तुम ने उसके साथ किया है 
और यही बहुत बड़ी सफलता है ।।।।| 
प्रायश्चित करने वाले, उपासना करने 
वाले, स्तुति करने वाले, (अल्लाह के 
मार्ग में) यात्रा करने वाले, (अल्लाह के 
लिए) रुकू करने वाले, सजदः करने 
वाले, नेक बातों का आदेश देने वाले 
और बुरी बातों से रोकने वाले और 
अल्लाह की सीमाओं की सुरक्षा करने 


b 7 drz 6 ($ ~ Ug ७ Us + (६६ ह 
pr ELEC  + ५-८ 
a PS |» 

ON fll ४4॥|५ 


sri | 5 
Ce 


el srl 
ge Sl ls ‘Boa 
COIS 3 Os 
Sls gles Os 
(53305 Ds 
Lolo < ७ 
os 


E33 2 
~ | EA + + 


हक “\ 


BUN SO OE 
Ei) 
wld 
fl a ed 


83-3४ | सी Oe | 


सूरः 9, अत-तौबः 


वाले (सब सच्चे मोमिन हैं) और तू 
मोमिनों को शुभ-समाचार दे दे ।।।2। 
नबी के लिए संभव नहीं और न ही उनके 
लिए जो ईमान लाए हैं कि वे मुश्रिकों के 
लिए क्षमायाचना करें । चाहे वे (उनके) 
निकट सम्बन्धी ही क्यों न हों, जबकि 
उन पर प्रकट हो चुका हो कि वे 
नरकगामी हैं ।।।3। 

और इब्राहीम का अपने पिता के लिए 
क्षमायाचना करना केवल उस वादा के 
कारण था जो उसने उस से किया था । 
अतः जब उस पर यह बात खूब खुल गई 
कि वह अल्लाह का शत्रु है तो वह उससे 
विमुख हो गया । निस्सन्देह इब्राहीम 
बहुत कोमल हृदयी (और) शहनशील 
था ।।।4। 

और अल्लाह ऐसा नहीं कि लोगों को 
हिदायत देने के बाद पथभ्रष्ट ठहरा दे । 
यहाँ तक कि उन पर खूब खोल दिया हो 
कि वे किस किस चीज़ से पूरी तरह बचें। 
निस्सन्देह अल्लाह प्रत्येक विषय को ख़ूब 
जानने वाला है ।।।5। 

निस्सन्देह अल्लाह ही है जिसकी 
आसमानों और धरती की बादशाही है । 
वह जीवित करता है और मारता भी है । 


) |! पारः ॥| 


हि. 5 

® ~ 2 i 

OCLs 33) 
22 


IFRS Eg 

IEA INE CISA 
pes >&) ० & - NE > 
CB छल आई 
rl 


~~ AE र 


AS 


Ya 


~~ 


L SRR ol CFE T sited 
DPIVD MEME) 


sA7 22 


AC) 33 CS bs E253 5S 





5 आयत सं. ।।3-।4 किसी नबी अथवा मोमिनों के लिए उचित नहीं है कि वे ऐसे व्यक्ति के लिए 
दुआ-ए-मगफ़िरत (अल्लाह से क्षमाप्रार्थना) करें जो शिर्क की अवस्था में मर गया हो । जहाँतक 
हज़रत इब्राहीम अलै. के अपने पिता के लिए क्षमाप्रार्थना करने का सम्बन्ध है तो चूँकि उन्होंने अपने 
पिता को वचन दिया था कि मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थना करूंगा । इस कारण कुछ समय तक 
अल्लाह तआला ने उन्हें अपना वचन पूरा करने का अवसर प्रदान किया । परन्तु जब उन पर प्रकट 
कर दिया गया कि वह अल्लाह का शत्रु था तो हज़रत इत्राहीम अलै. उस के लिए क्षमा प्रार्थना करने 


से रुक गए । 


सूरः 9, अत-तौब: 


और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई 
मित्र और सहायक नहीं ।। 6। 
निस्सन्देह अल्लाह नबी पर और 
मुहाजिरों एवं अन्सार पर प्रायश्चित 
स्वीकार करते हुए झुका । जिन्होंने तंगी 
के समय उसका अनुसरण किया था । 
संभव था कि इसके बाद उनमें से एक 
पक्ष के दिल टेढ़े हो जाते, फिर भी उसने 
उनका प्रायश्चित स्वीकार किया । 
निस्सन्देह वह उनके लिए बहुत ही 
दयालु (और) बार-बार कृपा करने 
वाला है ।।।7। 

और उन तीनों पर भी (अल्लाह 
प्रायश्चित स्वीकार करते हुए झुका) जो 
पीछे छोड़ दिए गए थे । यहाँ तक कि 
जब धरती उन पर विस्तृत होते हए भी 
संकुचित हो गई । और उनको जानें तंगी 
का अनुभव करने लगीं । और उन्होंने 
समझ लिया कि अल्लाह (के अज़ाब) से 
(बचने के लिए) उसी की ओर (जाने 
के अतिरिक्त) कोई शरणस्थान नहीं । 
फिर वह स्वीकृति देने की ओर प्रवृत्त 
होते हए उन पर झुक गया ताकि वे 
प्रायश्चित कर सकें । निस्सन्देह अल्लाह 
ही बार-बार प्रार्याश्‍्चत स्वीकार करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ॥8। (रुकू 7) 


पारः 7 
CBR EEG 


dod 
BCG SYS 


52 Fin +77 


FOR SPC SH) ५५४० 


हि ५ 
9 ~) a) | elk Sl DE 


te \ 


Y 7 
(9 >> 


HIE CIC [८ | 
“७.5 Ce yjY seks 


YO bs sgl eles 
bene rb a Tie PN SN ES 
FONE 53 





यहाँ उन तीन सहाबा रजि. का वर्णन है जो तबूक युद्ध से पीछे रहे और जब उन से इसका कारण 
पूछा गया तो उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया । अन्यथा कई मुनाफ़िक़ थे जिन्होंने झूठे बहाने बना 
लिए थे । उन को तो कोई सज़ा नहीं दी गई केवल उन तीनों को सामाजिक बहिष्कार की सज़ा 
मिली और फिर अल्लाह के आदेश से यह सज़ा माफ़ कर दी गई ।+ 


सूरः 9, अत-तौब: 


हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
का तक़वा धारण करो और सत्यवादियों 
के साथ हो जाओ ।।9। 

मदीना वासियों के लिए और उनके इर्द- 
गिर्द बसने वाले ग्रामीणों के लिए उचित 
न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़ कर 
पीछे रह जाते । और न ही यह उचित 
था कि उस के मुक़राबले में अपने आप 
को पसन्द कर लेते । (यह प्राणों का 
बलिदान आवश्यक था) क्योंकि 
वास्तविकता यही है कि उन्हें अल्लाह के 
मार्ग में जो प्यास और कठिनाई और भूख 
की विपत्ति पहुँचती है और वे ऐसे मार्गो 
पर चलते हैं जिन पर (उनका) चलना 
काफ़िरों को गुस्सा दिलाता है । और वे 
शत्रु से (युद्ध के समय) जो कुछ प्राप्त 
करते हैं उसके बदले उनके हक़ में एक 
नेक-कर्म अवश्य लिख दिया जाता है । 
अल्लाह उपकार करने वालों का 
प्रतिफल कदापि नष्ट नहीं करता ।।20। 
इसी प्रकार वे न कोई छोटा खर्च करते हैं 
और न कोई बड़ा और न ही किसी घाटी 
की दूरी लाँघते हैं परन्तु (यह कर्म) 
उनके हक़ में लिख दिया जाता है । 
ताकि जो उत्तम कर्म वे किया करते थे 
अल्लाह उन्हें उनके अनुसार प्रतिफल 
प्रदान करे ।।2]| 


if पारः 7 


ESIGN :४ ८ ४.) १ 


OB a) 
GE TENNYOSG 
(35४४2 ० १८३] 
Bes 
0 जि 3 8 CE लक पक) 8 
adie Yai 34.5: 
NEEM TEES ४:2६ 
4500 ELSES Y 
OASYS 


40 ५ 55 


68॥* 


Gop ven Ee ser 





«इस प्रसंग में इस आयत से यह भी ज्ञात होता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को अल्लाह तआला के अस्तित्व और क़यामत पर पक्का विश्वास था, वरना इन तीनों से मुनाफिक 
अधिक सज़ा के योग्य थे जिन्होंने झूठे बहाने प्रस्तुत किए । परन्तु आप सल्ल. ने उनको कोई सज़ा 
नहीं दी बल्कि उन की सज़ा का मामला परकाल के दिन पर छोड़ दिया । 


सूरः 9, अत-तौबः 


मोमिनों के लिए संभव नहीं कि वे सब 
के सब इकट्रे निकल खड़े हों । अतः ऐसा 
क्यों नहीं होता कि उन के हर समुदाय में 
से एक गिरोह निकल खड़ा होता कि वह 
धर्म का ज्ञान प्राप्त करे और जब वे 
अपनी जाति की ओर वापस लौटें तो 
उन्हें सतर्क कर सकें जिससे संभवतः वे 
(विनाश से) बच जायें ।।22| 

(रुकू 7) 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अपने 
उन निकट सम्बन्धियों से भी लड़ो जो 
काफ़िरों में से हैं । और चाहिए कि वे 
तुम्हारे अन्दर दृढ़ता अनुभव करें और 


जान लो कि अल्लाह मुत्तक्रियों के साथ 5 


है ।23| 

और जब भी कोई सूरः उतारी जाती है 
तो उनमें से कुछ लोग हैं जो कहते हैं 
कि तुम में से कौन है जिसे इस (सूरः) 
ने ईमान में बढ़ा दिया हो । अतएव वे 
लोग जो ईमान लाए हैं उन्हें तो उस ने 
ईमान में बढ़ा दिया है । और वे 
(भविष्य के सम्बन्ध में) शुभ-समाचार 
प्राप्त करते हैं ।।24। 

हाँ वे लोग जिनके दिलों में रोग है यह 
(सूरः) उनकी अपवित्रता में और 
अपवित्रता की बढ़ोत्तरी कर देती है 
और वे काफिर होने की दशा में मरते 
हैं ।।25| 

क्या वे नहीं देखते कि प्रत्येक वर्ष 
उनकी एक दो बार परीक्षा ली जाती 
है । परन्तु फिर भी प्रायश्चित नहीं 


if 


पारः ]7 


Z 
+, 


6342 03 5 Gs 
०५०) ० ०७ १553 (9८.2 ie Ys 


Wee 


3) eas SN | 9६०८८) 


१० 


| 2 की Fo hr BE 5 उन 7 
€ O53 Sell mS) 


£ 


SERRE 
2402 25:3|5522205 )& SN 


€ EEN ls 
9 | 988 Cy eS 553 < Sl Gls 


854] ८% 


AZ SR ITZ 


58 2206 5 हा 3 a HF 
IDS 95 3 ए ls 
FIIDINS 5 | (2) ५ 53 


| 
(छे 9.2५. + 2B ~ 
(६ 2 ($ Zin > 4 ८2, >>“ 0० 
AEPBO sel ०१०२ ४३! 
> बल द4दजअ०र्मट कक 24476 
49569 82४४ ५853: 





सूरः 9, अत-तौबः 3H पारः ।7 
करते और न ही वे उपदेश ग्रहण 06 


करते हैं ।26। 

और जब भी कोई सूरः उतारी जाती है 
तो उनमें से कुछ, कुछ दूसरों की ओर 
देखते हैं । (मानों संकेतों से कह रहे 
हों कि) तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा । 
फिर वे उल्टे लौट जाते हैं । अल्लाह ने 
उनके दिलों को उलट दिया है । इस 
लिए कि वे ऐसे लोग हैं जो समझते 
नहीं ।।27| 

निस्सन्देह तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक 
रसूल आया । तुम जो कष्ट उठाते हो 
उस के लिए बड़ा भारी गुज़रता है 
(और) वह तुम्हारे लिए (भलाई का) 
अभिलाषी (रहता) है । मोमिनों के लिए 
अत्यन्त कृपालु (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।।28। 

अतः यदि वे पीठ फेर लें तो कह दे, मेरे 
लिए अल्लाह पर्याप्त है । उसके 
अतिरिक्त और कोई उपास्य नहीं । उसी 
पर मैं भरोसा करता हूँ और वही महान 
अर्श का रब्ब है ।।29। (रुकू 2) 


4050 5६ ट लक 5 w श्र > ~ 2 A 535 ed 


Orsi Oe se Se 


न 


AY all os [>> _ ४ 
Ss jis) 
i र + ie ~ 

ह्‌ eee 


) 
0- सूरः यूनुस 

यह मक्की सूर: है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।।0 आयते हैं । 

सूरः अल-बकरः और सूरः आले इम्रान में अलिफ़ लाम मीम खण्डाक्षर वर्णित हए 
हैं । जबकि इस सूरः में मीम के बदले रा आया है । इस प्रकार पिछली अनुवाद शैली को 
अपनाते हुए यहाँ यह अनुवाद किया जा सकता है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं देखता हूँ । 

हज़रत यूनुस अलै. पर आने वाली विपत्ति इस सूरः का मुख्य विषय है । इस लिए 
इस सूरः का नाम “सूरः यूनुस' रखा गया है । इस के आरम्भ में ही अल्लाह तआला ने एक 
प्रश्‍न उठाया है कि क्या लोगों के लिए यह बात विस्मयजनक है कि हमने उन्हीं में से एक 
व्यक्ति पर वहइ की है ? इसका उत्तर जो इस सूरः में निहित है, वह यह है कि लोगों के 
विस्मय का कारण स्वयं उनकी अपनी जानों की गवाही है । क्योंकि वे लोग संसार के कीड़े 
बन गये हैं | इसलिए अल्लाह तआला उन पर वहइ नहीं उतारता । वास्तव में वे अपने 
बनाये हुए मापदण्ड के आधार पर यह समझते हैं कि अल्लाह तआला किसी मनुष्य पर 
वहइ अवतरित नहीं कर सकता । 

इसके तुरन्त बाद अल्लाह तआला यह वर्णन करता है कि वह अल्लाह जिस ने समग्र 
ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया और प्रत्येक विषय में एक उत्तम योजना बनाई, क्या वह इस 
कार्य को व्यर्थ जाने देगा ? इस योजना का चरम उद्देश्य एक ऐसा सिफ़ारिश करने वाला 
अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पैदा करना है जो अल्लाह तआला 
की अनुमति से उसके समक्ष केवल अपने योग्य अनुयायियों की ही सिफ़ारिश नहीं करेंगे 
अपितु पिछले धर्मानुयायियों में से नेक व्यक्तियों के पक्ष में भी सिफ़ारिश करेंगे । 

इसके बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उदाहरण एक सूर्य के रूप 
में दिया गया है जिसके प्रकाश से संसार में जीवन व्यवस्था उपकृत हो रही है और इस के 
फलस्वरूप एक पूर्ण-चन्द्रमा ने जन्म लेना है, जो रात्रि के अंधकार में भी उस प्रकाश के 
किरणों को पृथ्वी तक पहुँचाता रहेगा । यह विषय अत्यन्त विस्मयकर है कि भौतिक जगत 
में भी चन्द्रमा की ज्योति में कई सब्ज़ियाँ इस वेग से बढ़ती हैं कि उनके बढ़ने की आवाज 
सुनाई देती है । अतएव ककड़ियों के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि उनके बढ़ने की वेग के 
कारण एक आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे मनुष्य सुन सकता है । अतः वही अल्लाह है 
जिसने दिन को भी जीवन का आधार बनाया और रात को भी जीवन का आधार बनाया है । 

सूरः यूनुस में एक ऐसी जाति का वर्णन है जिसे संसार में उस अज़ाब से पूर्णरूपेण बचा 
लिया गया जिस की चेतावनी उन्हें दी गई थी । इस सूरः के बाद आने वाली सूरः हद में उन 
जातियों का उल्लेख है जिन्हें इनकार करने के कारण संपूर्ण रूप से तबाह कर दिया गया । 














xR ३ का 2 Ra OS 5 5 का 
A NN जद MN A अं: A A 3६ 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।। । 
अनल्लाहु आरा : मैं अल्लाह हूँ । मैं ह (०९ 
देखता हूँ । ये एक तत्वज्ञान पूर्ण पुस्तक 

की आयतें हैं ।2। 

क्या लोगों के लिए विस्मयकर (विषय) हक 55500 Cs EGET 
है कि हमने उन्हीं में से एक व्यक्ति की _ , BE 
ओर (इस आदेश के साथ) वहइ उतारी RDS कि 59 2 0 002 gs 
कि लोगों को सतर्क कर । और उन 62g eGo 
लोगों को जो ईमान लाये हैं शुभ- ie Sid Sd 00 
समाचार दे कि उन का कदम उनके रब्ब OR Solis OS 
के निकट सच्चाई पर है । काफ़िरों ने 


कहा, निःसन्देह यह तो एक खुला -खुला 


जादूगर है ।3। 

निःसन्देह तुम्हारा रब्ब अल्लाह है ee 597) 5) 
र \_S AIO! 

जिसने आकाशों और धरती को छः कक 


दिनों में सृष्टि की । फिर वह अर्श पर 8७% 54 ००9५ CR PINs 


विराजमान हुआ । वह प्रत्येक कार्य I 
i 2 tye YSIS e 3 i ~ | be 
को योजनाबद्ध रूप से करता है । $702) > १०२२ iN ke 


उसकी अनुमति के बिना कोई 7554 2<-]5 455] 42 ०४) 
सिफारिश करने वाला नहीं । यह है ह ६ ie 
तुम्हारा रब्ब अल्लाह । अतः उसी की ७23 SDE 
उपासना करो । क्या तुम उपदेश ग्रहण 

नहीं करोगे ? ।4। 

उसी की ओर तुम सब को लौटकर (2 0555 ७६८ 22 


जाना है । यह अल्लाह का सच्चा वादा ~] अर 
25 ZR RY #& £727 a) 
है । निश्चित रूप से वह सृष्टि का ८/६ ERTS) 


सूरः 0, यूनुस 


आरम्भ करता है फिर उसकी पुनरावृत्ति 
भी करता है, ताकि जो लोग ईमान 
लाये और नेक कर्म किये, उन्हें 
न्यायपूर्वक प्रतिफल प्रदान करे । और 
जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए 
खौलता हुआ पानी पेय स्वरूप और 
पीड़ाजनक अज़ाब होगा क्योंकि वे 
इनकार किया करते थे ।5। 

वही है जिसने सूर्य को प्रकाश का 
साधन और चन्द्रमा को ज्योति 
(विशिष्ट) बनाया और उसके लिए 
पड़ाव निश्चित किये ताकि तुम वर्षों 
की गणना और हिसाब सीख लो । 
अल्लाह ने यह (सब कुछ) नितांत 
सत्य के साथ पैदा किया है । वह 
आयतों को ऐसे लोगों के लिए खोल- 
खोल कर वर्णन करता है जो ज्ञान 
रखते हैं ।6। 

निश्चित रूप से रात और दिन के अदलने 
बदलने में और उसमें जो अल्लाह ने 
आकाशों और धरती में पैदा किया है 
तक़वा धारण करने वाले लोगों के लिए 
बहुत से चिह्न हैं ।7। 

निश्चित रूप से वे लोग जो हम से मिलने 
की आशा नहीं रखते और सांसारिक 
जीवन पर प्रसन्न हो चुके हैं और उसी पर 
संतुष्ट हो गये हैं और वे लोग भी जो 
हमारे चिह्लों से बेपरवाह हैं ।8। 

यही वे लोग हैं जो वे कमाते रहे 
उसके कारण उनका ठिकाना आग 


है ।9| 


i) पारः 7 


“ical gees salons 
Da oh | ०-६) |$ 2५८)२-)॥ 9 


OFAN HE CSS 


SE ESR TE 
SS ERS 52 EASES 
Ese cs 


OD 2 5} Ys 


5५७८३ ७09५-२०: 30) 
38220 93905 EE 


063; 

555 B 5४% ४5४४6) 
iis PES Es ssi 
DOF Eis 


iS Noss 
०४5 


सूरः 0, यूनुस 


निश्चित रूप से वे लोग जो ईमान 
लाये और नेक कर्म किये, उनके ईमान 
के फलस्वरूप उनका रब्ब उन्हें 
हिदायत देगा । नेमतों वाले स्वर्गो के 
बीच उनके आदेशाधीन नहरें बह रही 
होंगी ।0| 

वहाँ उनकी घोषणा यह होगी कि हे 
(हमारे) अल्लाह ! तू पवित्र है । और 
वहाँ उनका आशीर्वचन सलाम होगा 
और उनकी अंतिम घोषणा यह होगी कि 
समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, 
जो समग्र लोकों का रब्ब है ।।।। 

(रुकू -ह) 
और यदि अल्लाह लोगों को उनकी 
शरारत का बदला उसी प्रकार शीघ्रता 
पूर्वक दे देता जिस शीघ्रता से वे भलाई 
चाहते हैं तो उन्हें उनके अंत का निर्णय 
सुना दिया जाता । अतः जो लोग हमसे 
मिलने की आशा नहीं रखते हम उनको 
उनकी उद्दण्डता में भटकता हुआ छोड़ 
देते हैं ।।2। 
और जब मनुष्य को कोई कष्ट पहुँचे तो 
वह अपने करवट के बल (लेटे हुए) 
अथवा बैठे हए या खड़े हए हमें पुकारता 
है । परन्तु जब हम उससे उसका कष्ट 
दूर कर देते हैं तो वह यूँ गुज़र जाता है 
जैसे उसने उस दुःख के लिए जो उसे 
पहुँचा हो, कभी हमें बुलाया ही न हो । 
इसी प्रकार सीमा उल्लंघन करने वालों 
को उनका कर्म सुन्दर करके दिखाया 
जाता है ।।3। 


) | 


पारः ]7 


| 5] 
५०७-.०॥ | 9५८५ < 6) 
(2 Sys Sobre 


॥ 
() PRR ¢ ३5 oo IIS » BR Td 


4 i Ce CE (६8 
bred 2 | टू | {22 FR 
ps >_> FO (६3 DR 
) । 
SAU RN ERS) 


22 27 
~ 9 > 


SEATS $5 
s+ FE FS ड र्द re र्‌ 
हा 
हक Slag) 2००५ 
LSGEGE BOLE 


© A सना अल 
(9 © seo 


AEs 
FY od ia 6; 
SEER MSE 7४ 5 
ISLES HAS 
spite 


S 


सूरः 20, यूनुस 


और निश्चित रूप से हमने तुम से पहले 
कितने ही युगों के लोगों को विनष्ट कर 
दिया था जब उन्होंने अत्याचार किया, 

हालाँकि उनके पास उनके रसूल स्पष्ट 
चिह्न ले कर आये और वे ऐसे थे ही नहीं 
कि ईमान ले आते । इसी प्रकार हम 
अपराधी लोगों को प्रतिफल दिया करते 
हैं ।4| 

फिर उनके बाद हमने तुम्हें धरती में 
उत्तराधिकारी बना दिया ताकि हम देखें 
कि तुम कैसा कर्म करते हो ।।5। 

और वे लोग जो हमसे मिलने की आशा 
नहीं रखते, जब उनके समक्ष हमारी 
खुली-खुली आयते पढ़ी जाती हैं तो वे 
कहते हैं, इसके बदले कोई अन्य 
कुरआन ले आ अथवा इसे ही परिवर्तित 
कर दे । तू कह दे कि मुझे अधिकार 
नहीँ कि मैं इसे अपनी ओर से बदल दूँ। 

मैं केवल उसी का अनुसरण करता हूँ 
जो मेरी ओर वहइ किया जाता है । 

यदि मैं अपने रब्ब की अवज्ञा करूँ तो 
अवश्य एक बड़े दिन के अज़ाब से मैं 
डरता हूँ ।।6| 

तू कह दे, यदि अल्लाह चाहता तो मैं 
तुम्हारे समक्ष इसको नहीं पढ़ता और न 
वह (अल्लाह) तुम को इसकी सूचना 
देता । अतः इस (नुबुव्वत) से पूर्व भी मैं 
तुम्हारे बीच एक लम्बी आयु गुज़ार 
चुका हूँ, तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं 
लेते ? ॥7।7 


)] | 


पारः 77 
ace Z 2 5 Gee UE IESE 
Si a0 3 NCS 

Cle 2g AE ८ Fe 
i 26८20 0७६ ly 

5% हि 2b 5 ट 5 ~ 
Ce) IS 5 i= Gs 
oie 


2 


+ 2 & AE ४ Bp नदी 222० का 5% 


श्र 
63 x per i ~ gor Z 
os S Ha} sas 

25 ES j Es [iE es 
HOE SEG geo 


T% 


2% | » र ) 2S 2 है 
| ६६०) i LEB OY 


9 2 R55 rz < । FT ह. ke 
GILLES SES} < 


7 


Ld ~ Zz | — 5 58 i 
5८25-24 5 25040 ६४ < 9 [8 
> Z ९8 ++> + 2 2 द >> 2 aT 
la SES ४ ०४5. )3| 


T JG f+ i s 


OOS YET 5 





* मुश्रिक लोग हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आरोप लगाते थे कि आप सल्ल. ने+ 


सूरः 0, यूनुस 


अत: उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा 
जिस ने अल्लाह पर झूठ गढ़ा अथवा 
उसकी आयतों को झुठलाया । 
वास्तविकता यही है कि अपराधी कभी 
सफल नहीं हुआ करते ।।8| 

और वे अल्लाह के सिवा उसकी उपासना 
करते हैं जो न उन्हें हानि पहुँचा सकता 
है और न लाभ पहुँचा सकता है । और वे 
कहते हैं कि ये (सब) अल्लाह के समक्ष 
हमारी सिफारिश करने वाले हैं । तू पूछ 
कि क्या तुम अल्लाह को वह समाचार 
देते हो जिस (के अस्तित्व) का न उसे 
आकाशों में और न धरती में कोई ज्ञान 
है। पवित्र है वह । और जो वे शिर्क करते 
हैं वह उससे बहुत ऊँचा है ।9| 

और सब लोग एक ही समुदाय थे । फिर 
उन्होंने मतभेद आरम्भ कर दिया और 
यदि तेरे रब्ब की ओर से (नियति का) 
आदेश जारी न हो चुका होता तो जिस 
में वे मतभेद किया करते थे उनके बीच 
उसका निर्णय कर दिया जाता ।20। 

और वे कहते हैं, उस पर उसके रब्ब 
की ओर से क्यों कोई आयत नहीं 
उतारी जाती ? तू कह दे, निःसन्देह 
अल्लाह ही का अदृश्य (पर प्रभुत्व) 
है। अतः प्रतीक्षा करो, निश्चित रूप से 


OY 


] |! पारः ।7 


CSE (५४७ he AGH RSC 


Lb Iz 5८५» 


~° +, + 


— 


CI | रद ~ 


BB YC AN 33203 
59५ 3% <5 5 lo Ys 
aS 
OS se ols ei 
CES 
BYES ८ 
aiid; eet 


ass 3 5A &॥ ww 
© Oaks Dor DD] ८582) हा 


Z 
+ 
° 


5 


CaP FO 
[ESN RC 





«अल्लाह पर झूठ बोलते हुए अपनी ओर से कुरआन गढ़ लिया है । आयतांश फ़क़द लबिस्तु 
फ़ीकुम उमुरन (मैं तुम्हारे बीच एक लम्बी आयु गुज़ार चुका हूँ) में इस आरोप का पूर्णत: खण्डन 
किया गया है कि वह रसूल जिस को तुम सत्यवादी और विश्वस्त कहा करते थे, उसके नबी होने 
की घोषणा करने से पूर्व चालीस वर्ष की आयु तक तो उसने कभी किसी के बारे में झूठ नहीं बोला, 
अब अचानक अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोलने लग गया ? 


सूरः 20, यूनुस 


मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों 
में से हूँ ।2।। (रुकू -#) 

और जब हम लोगों को किसी ऐसे कष्ट 
के पश्चात जो उन्हें पहुँचा हो अनुग्रह 
का स्वाद चखाते हैं तो अचानक हमारी 
आयतों में छल-कपट करना उनकी रीति 
बन जाती है । उन से कह दे कि 
(प्रतिकारात्मक) उपाय करने में 
अल्लाह अधिक तेज़ है । जो तुम छल 
कर रहे हो हमारे भेजे हुए दूत उसे 
अवश्य लिख रहे हैं ।22। 

वही है जो तुम्हें स्थल भाग और जल 
भाग पर चलाता है । यहाँ तक कि जब 
तुम नौकाओं में होते हो और वे अनुकूल 
हवाओं की सहायता से उन्हें लिये हुए 
चलती हैं । और वे (लोग) उससे बहुत 
प्रसन्न होते हैं तो अचानक बहुत तेज़ 
हवा उन्हें आ घेरती है और हर ओर से 
लहर उन की ओर बढ़ती है और वे 
धारणा करने लगते हैं कि वे धिर चुके हैं, 
तब वे अल्लाह के प्रति अपनी आस्था 
को विशुद्ध करते हुए उसी को पुकारते हैं 
कि यदि तू हमें इससे मुक्ति दे दे तो 
निश्चित रूप से हम कृतज्ञों में से हो 
जाएँगे ।23। 

फिर जब वह उन्हें मुक्ति दे देता है तो वे 
धरती में अनुचित रूप से विद्रोह करने 
लगते हैं । हे लोगो ! तुम्हारा विद्रोह 
निश्चित रूप से तुम्हारे अपने ही विरुद्ध 
है । (तुम्हे) सांसारिक जीवन का 
अल्पमात्र लाभ उठाना है । फिर तुम्हे 


£5 i E53 SENSIS 
AEBS a 
Cio SUES Se 

O53 20+ 
ANISM २७ 


BORA ASG SS lS 
Eye ESS > 
UTE +०। ०७४६ Siok 
eR es 08 
LseiNEIG-SUCUG EEE 


On ila oie 
2 (४ HY ९२०७ (१ 


ATTAINS 


isis 


सूरः 20, यूनुस 


हमारी ओर ही लौटकर आना है । फिर 
हम तुम्हें उन कर्मो के बारे में सूचित 
करेंगे जो तुम किया करते थे ।24। 
निःसन्देह सांसारिक जीवन का 
उदाहरण तो उस पानी के सदृश है जिसे 
हम ने आकाश से उतारा । फिर उसमें 
धरती की हरियाली घुल-मिल गई । 
जिसमें से मनुष्य और पशु भी खाते हैं । 
यहाँ तक कि जब धरती अपना शुंगार 
धारण करती है और खूब सज जाती है। 
और उसके निवासी यह धारणा करने 
लगते हैं कि वे उस पर पूरा अधिकार 
रखते हैं तो हमारा निर्णय रात या दिन 
(किसी भी समय) उसे आ पकड़ता है । 
और हम उसे एक ऐसे कटे हुए खेत के 
समान बना देते हैं (जो फल देने से 
पहले ही कट गिरा हो) मानो कल तक 
उसका कोई अस्तित्व न था । इसी 
प्रकार हम चितन-मनन करने वालों के 
लिए चिह्लों को खोल-खोल कर वर्णन 
करते हैं ।25। 

और अल्लाह शांति के घर की ओर 
बुलाता है और जिसे चाहता है उसका 
सीधे रास्ते की ओर मार्ग-दर्शन करता 
है ।26। 

जिन लोगों ने उपकार किया उनके लिए 
सर्वोत्कृष्ट प्रतिफल तथा उससे भी 
अधिक है । और उनके चेहरों पर कभी 
कालिमा और रुसवाई नहीं छाएगी । 
यही स्वर्ग के निवासी हैं, वे उसमें सदा 
रहने वाले हैं ।27। 


] [| पारः ।7 


Peo SBR “ere i i 


Ar pi 


We Ss 
bes ss 5४ SS 0५० 
BHO IRB 

OSE NN 


क ना 


८४52-65 EES CE 
Fr BA REPRE 


OOF Gs 4 AZT 


सूरः 0, यूनुस 


और वे लोग जिन्होंने बुराइयाँ अर्जित 
कीं (उनके लिए) हर बुराई का 
प्रतिफल उस के समान होगा और उन 
पर रुसवाई छा जाएगी । उनको 
अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं 
होगा। मानो अंधकार कर देने वाली 
रात्रि के एक टुकड़े के द्वारा उनके चेहरे 
ढाँप दिये गये हैं । यही अग्नि वासी हैं, 
वे उसमें लम्बा समय रहने वाले हैं ।28। 
और (याद रखो) उस दिन जब हम उन 
सब को इकट्ठा करेंगे फिर जिन्होंने शिर्क 
किया हम उनसे कहेंगे, तुम (भी) और 
तुम्हारे (बनाए हुए) उपास्य भी अपने 
स्थान पर ठहर जाओ । फिर हम उनके 
बीच प्रभेद कर देंगे और उनके 
(कल्पित) उपास्य कहेंगे, तुम हमारी 
उपासना तो नहीं किया करते थे ।29। 
अतः अल्लाह ही हमारे और तुम्हारे बीच 
साक्षी के रूप में पर्याप्त है । निःसन्देह 
हम तुम्हारी उपासना करने से अनजान 
थे ।30। 
प्रत्येक आत्मा जो कुछ करती रही है 
वह वहाँ जान लेगी और वे अपने 
वास्तविक स्वामी अल्लाह की ओर 
लौटाये जायेंगे और जो वे झूठ गढ़ा 
करते थे वह उनसे छूटता रहेगा ।3।। 
(रुकू -) 
पूछ कि कौन है जो तुम्हें आकाश और 
धरती में से जीविका प्रदान करता है ? 
या वह कौन है जो कानों और आँखों पर 
अधिकार रखता है और जीवित को मृत 


ऽ 
b Us १% ul ~ ५ ve 5 RRIRAZ 
ia OE ७४४ ०६०9३ 
2 


7 - > (६५७ 5 € UE} yy] स्पा in 
® 63 3.०० 2 5 sl 


Co pers] ae ~ AE 
=> A ie oR +>७ [१2.2 
[A Fd 22.7" 


~ £ कक. 2 ददा i ps क 


52 RE 7, | [$ ~ 2227 (६५ 4% 
9 >_> Se LDS 
Ago 6 & a ~ 

BOIS ASU 


|] 
LARS ATG 


(96.6 ४: <॥ 
रे Pe C4277 ee Z 5 & ] । 
| | 9 | en 4.५ > LS 
Ox) 2 कं द Fe 92 Ee 2 ~ ध 
ON SSS Us (+ ५ 
rr hci, 


BD 


SEC Sl Es 
BEES PEELE 


| त | 4, 23६ २० | ०२ 
EE NEES 


fiz ट ~ ww 2 पी! I 
UPI 255) CdS 
NEB 2» 


सूरः ।0, यूनुस 


से निकालता है और मृत को जीवित से 
निकालता है । और कौन है जो सृष्टि- 
प्रबंधन को योजनाबद्ध रूप से चलाता 
है? अतः वे कहेंगे कि अल्लाह । तू कह 
दे कि फिर क्या तुम तक़वा धारण नहीं 
करोगे ? ।32। 

अतः वही है अल्लाह, तुम्हारा 
वास्तविक रब्ब । फिर सच्चाई के बाद 
पथभ्रष्टता के अतिरिक्त और क्या रह 
जाता है ? अतः तुम कहाँ फिराये जा 
रहे हो ? ।33। 

इसी प्रकार तेरे रब्ब का आदेश उन 
लोगों पर सत्य सिद्ध होता है जिन्होंने 
दुराचरण किया । वे कदापि ईमान नहीं 
लायेंगे ।34। 

पूछ, कि क्या तुम्हारे उपास्यो में से भी 
कोई है जो सृष्टि का आरम्भ करता हो 
फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करता हो ? 
तू (उनसे) कह दे, अल्लाह ही है जो 
सृष्टि का आरम्भ करता है फिर उसकी 
पुनरावृत्ति भी करता है । अतः तुम कहाँ 
भटकाये जा रहे हो ? ।35। 

पूछ, कि क्या तुम्हारे उपास्यों में से कोई 
ऐसा भी है जो सच्चाई की ओर मार्ग- 
दर्शन कराये ? कह दे, अल्लाह ही है जो 
सच्चाई की ओर मार्ग-दर्शन करता है । 
अतः क्या वह जो सच्चाई की ओर 
मार्ग-दर्शन करता है अधिक अनुकरण 
योग्य है ? अथवा वह जो स्वयं सन्मार्ग 
प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका 
मार्ग-दर्शन न कराया जाये ? अतः तुम्हें 


Sls Fe wet gp Ji 
दर्द § ५.० 

OOPS ७ | >) Ce | 
CRBS SCION 


(9 O22 Na | | 34.3 


Sion ns 
NIL 2 ०० ३५७.) 
C08 ७ (ARS AUR 


Ti EL Ne हि हर र 
DIG SYS LO 
~ RW 


BF sd Ll 


सूरः 0, यूनुस 


क्या हो गया है, तुम कैसे निर्णय करते 
हो ? ।36। 

और उनमें से अधिकतर लोग अनुमान के 
सिवा किसी चीज़ का अनुसरण नहीं 
करते (जबकि) अनुमान सच्चाई के 
सामने कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकता। 
जो वे करते हैं निःसन्देह अल्लाह उसे 
भली-भाँति जानता है ।37। 

और यह कुरआन ऐसा नहीं कि अल्लाह 
से अलग रह कर (केवल) झूठ के रूप में 
गढ़ लिया जाये । परन्तु यह उसकी पुष्टि 
(करता) है जो उसके सामने है । और 
उस पुस्तक का विवरण है जिस में कोई 
सन्देह नहीं । (यह) समस्त लोकों के 
रब्ब की ओर से है ।38। 

क्या वे यह कहते हैं कि इसने इसे 
झूठे रूप से गढ़ लिया है । तू कह दे 
कि यदि तुम सच्चे हो तो फिर इस 
(की सूरः) जैसी कोई सूरः तो बना 
लाओ । और अल्लाह के सिवा जिन 
को बुलाने की शक्ति रखते हो, बुला 
लो ।39। 

वास्तविकता यह है कि वे उसे झुठला 
रहे हैं जिस के ज्ञान को वे पूर्णतः पा नहीं 
सके और अभी तक उसका अर्थ उन पर 
प्रकट नहीं हुआ । इसी प्रकार उन लोगों 
ने भी झुठलाया था जो उनसे पहले थे । 
अतः तू देख कि अत्याचारियों का कैसा 
अन्त हुआ ।40| 

और उनमें से वह भी है जो उस पर 
ईमान लाता है । और उन में से वह भी 


}]] पारः ॥ 
© (0 je 2% SS 

ZG is Gs ई SRST 56; 
SENG CEYILAFS TESS 
५} le 6 tN RE 3 
© Olas ~ a 

aS NsSE Gs 
pe hz hd LD 

CS CUES 9 al 2953 
OAS YS द “2 
BS 


~ 


5) HBS DSH 
ROIS HEE 
[ey Poe AS IRN 
9 ols | १:2० >) (2 FR 
RH ISN ab Sse 


ON BEOE ESE 


{242 I >ढ 5] द्र 2 5 > Ce ~ 
Cr (3 
SOAR RNS 


सूरः 0, यूनुस 


है जो उस पर ईमान नहीं लाता । और हू 
तेरा रब्ब उपद्रवियों को सर्वाधिक 
जानता है ।4। (रुकू -ठ) 

और यदि वे झुठला दें तो कह दे कि मेरे 
लिए मेरा कर्म है और तुम्हारे लिए 
तुम्हारा कर्म है । जो मैं करता हूँ तुम 


) | 


पारः ]7 


€) ६2००-५०) Usk) < 59 (९-१ ९ 


ले 287 वजह; 
dels 4 af ना 257 a GC 
(०० | Los Op ० EE 


उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो और जो cs lise ot 
तुम करते हो मैं उसके लिए उत्तरदायी SOS SL) 
नहीं हूँ ।42। 

और उनमें से ऐसे भी हैं जो तेरी ओर ८35" ८८६ 6८०६८६ :,६ 2 ६:५५ 
कान लगाये रखते हैं । अतः क्या तू HR अल 
बहरों को भी सुना सकता है यद्यपि वे. 00»2४। 55 9 9०-६८५5 
बुद्धि भी न रखते हों ? ।43। 

और उनमें से वह भी है जो तुझ पर नज़र 288 “८८ al DD 


लगाए हुए है । अतः क्या तू अंधों को भी 
हिदायत दे सकता है यद्यपि वे ज्ञान- 
दृष्टि न रखते हों ? ।44। 

निःसन्देह अल्लाह लोगों पर कुछ भी 
अत्याचार नहीं करता । परन्तु लोग 
स्वयं अपनी ही जानों पर अत्याचार 
करते हैं ।45। 

और (याद करो) वह दिन जब वह उन्हें 


Ge > be 


OOF SE 75 ५४0 5२६ 


~ 55 रख 


UA Ya 
® 6 pobre द ॥ 4 : 527%? | छ (5 | 


EN ~£ L577 


yl FANE 92 9 
इकट्ठा करेगा, उनको लगेगा कि वे > ~ 
(धरती पर) दिन की एक घड़ी से अधिक 2&4 0254 ,६॥ C2 २८८ 


नहीँ रहे । वे एक दूसरे का परिचय प्राप्त 
करेंगे । जिन्होंने अल्लाह की भेंट का 
इनकार कर दिया था वे अवश्य घाटे में 


4.७५ | £ GL |) EE 


ARN 


CYS 


OES ८5५ 


रहे और वे हिदायत पाने वालों में से न 
हो सके ।46। 
और यदि हम तुझे उस (चेतावनी) में से 5343563 a Elo 


कुछ दिखा दें जिससे हम उन्हें सतर्क 


सूरः 0, यूनुस 


किया करते थे अथवा तुझे मृत्यु दे दें तो 
(अवश्यमेव) हमारी ओर ही उन को 
लौट कर आना है । फिर जो वे करते हैं 
अल्लाह ही उस पर साक्षी है ।47।" 

और प्रत्येक संप्रदाय के लिए कोई न 
कोई रसूल होता है । अतः जब उनका 
रसूल उनके निकट आ जाये तो उनके 
बीच न्यायपूर्ण ढंग से निर्णय कर दिया 
जाता है और उन पर कदापि अत्याचार 
नहीं किया जाता ।48। 

और वे कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो 
तो यह वादा कब पूरा होगा ? ।49| 


तू कह दे कि जितनी अल्लाह की इच्छा 
हो (उससे अधिक) मैं तो अपने आप के 
लिए भी न किसी हानि का और न किसी 
लाभ का कोई अधिकार रखता हूँ । 
प्रत्येक जाति के लिए एक समय 
निश्चित है । जब उनका निश्चित समय 
आ जाये तो न वे क्षण भर पीछे हट 
सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं ।50। 
तू कह दे, बताओ तो सही कि यदि 
तुम्हारे पास उसका अज़ाब रात को 
अथवा दिन को आ पहुँचे तो अपराधी 
किस के बल पर उससे भागने में शीघ्रता 
करेंगे ? |5। 


) पारः | 


| जा ¢ 
Fo & 2 | IR 2232 » ४ Ey ७ ६७ ६०५४ ~ 
Ns) sgn ( ७ KCC | 9-५ 
§ Tn 22 हर 


GAS हट (है: 
OOS ८ 
hs I | Ce 5 cd दवा ~ 
६5 5४ Ss lds 
LIS LED Bed 


> ~ ४) 55 sl De ~ 
29 5-97 set (५५ re) 
७989-42 ४ 


Oda rE SR Ed SE 





* इस आयत से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं कि नबी के जीवनकाल में ही उसकी समस्त 
भविष्यवाणियाँ पूरी हों । हाँ कुछ उसके जीवनकाल में अवश्य पूरी होती हैं । कुरआन करीम जो कि 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरा, क़यामत तक के लिए अनगिनत ऐसी 
भविष्यवाणियों का वर्णन कर रहा है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के देहान्त के 
पश्चात पूरी होनी आरम्भ हुई और अब तक पूरी होती रहीं और कयामत तक पूरी होती रहेंगी । 


सूरः ।0, यूनुस || पारः 7 


जब CEG) 22 ~ « 5 (rf ES 
तो फिर क्या जब वह घटित हो चुका ६८८५ *., द| £5565) 25 


Sh 
होगा उस समय तुम उस पर ईमान 
लाओगे ? कया अब (भाग निकलने का CPS HS 
कोई रास्ता है ?) और तुम तो उसे शीघ्र 
लाने की माँग करते थे ।52। 
फिर जिन्होंने अत्याचार किया उनसे OSES SES 


कहा जायेगा कि (अब) स्थायी अज़ाब i 
को चखो । जो तुम कमाई किया करते थे AS ४) 5.3 <० ७ २०.) 
क्या तुम्हें उनके सिवा भी प्रतिफल दिया CHP 
जा रहा है ? ।53। 


i 


और वे तुझ से पूछते हैं कि क्या वह सत्य ६ 5 ५5 ८४|| ८5 ६८९६४53 
है ? तू कह दे, हाँ ! मुझे अपने रब्ब की | 
क़सम कि निःसन्देह वह सत्य है और तुम & £! ९८१२5७२५ 25] ७9 545 | 
(उसे) असमर्थ करने वाले नहीं बन 
सकोगे ।54। (रुकू उ ) 
और धरती में जो कुछ है यदि वह सब RE i: 35% i 8353 
कुछ प्रत्येक उस व्यक्ति का होता जिसने. &,.ै. ८ 
अत्याचार किया तो वह उसे मुक्तिमूल्य २७-०१» १५०५3५७2) ३! 
स्वरूप दे देता । और जब वे अज़ाब को ७ द्‌ 

देखेंगे Sie WOE 
देखेंगे तो अपने शर्मिदगी को छिपाते ^? 2१२022 ४ हल पड नर 
फिरेंगे और उनके बीच न्याय पूर्वक ली 5 3 
निर्णय किया जाएगा और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जाएगा ।55। 
सावधान ! जो आकाशों और धरती पर * PINs MN BGS 
है निश्चित रूप से अल्लाह ही का है। PG Fe 
सावधान ! निःसन्देह अल्लाह का वादा 25 0) 3 960] 3 
सच्चा है । परन्तु उनमें से अधिकतर DO LY 

नहीं ७8 %---८४ 
नहीं जानते ।56। - हे 
वही जीवित करता है और मारता भी @ Cpe il 5 र Ci ND Ee 
है और उसी की ओर तुम्हें लौटाया 
जाएगा ।57। 


~ 


सूरः 20, यूनुस 


हे लोगो ! निःसन्देह तुम्हारे निकट 
तुम्हारे रब्ब की ओर से उपदेश की बात 
और सीनों में जो (रोग) है उसका 
उपचार तथा मोमिनों के लिए हिदायत 
और करुणा भी आ चुकी है ।58। 

तू कह दे कि (यह) केवल अल्लाह का 
अनुग्रह और उसकी कृपा से है । अतः 
उन्हें इस पर अत्यन्त प्रसन्न होना 
चाहिए । जो वे इकट्ठा करते हैं वह 
उससे उत्तम है ।59। 

तू कह दे, क्या तुम नहीं सोचते कि 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो जीविका 
उतारी है, उसमें से तुम ने स्वयं ही हराम 
और हलाल बना लिये हैं । तू (उनसे) 
पूछ कि क्या अल्लाह ने तुम्हें (इन बातों 
की) अनुमति दी है या तुम केवल 
अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो ? ।60। 

और वे लोग जो अल्लाह पर झूठ 
गढ़ते हैं कयामत के दिन उनकी क्या 
सोच होगी ? निःसन्देह अल्लाह 
लोगों पर बहुत कृपा करने वाला है 
परन्तु उनमें से अधिकतर कृतज्ञता 
प्रकट नहीं करते ।6॥ (रुकू -+) 
और तू जब भी किसी विशेष परिस्थिति 
में होता है और उस परिस्थिति में 
कुरआन का पाठ करता है, इसी प्रकार 
(हे मोमिनो !) तुम किसी (सत्‌) कर्म 
करने में तल्लीन होते हो (तब) हम तुम 
पर साक्षी होते हैं । और तेरे रब्ब से एक 
कण भर कोई वस्तु छुपी नहीं रहती, न 
धरती में और न आकाश में । और न ही 


d 
| 
- 
- 


\ 
३६ 
३६ 
+E 
ts 
जे 


~ ++ ++ 

Zs ~} ह हा (७४६5६ हक s 
(5-७३ LNG) 
5,20 ~ 

72+ 9) ~ 27 

C2 १०४ As) 


A 2 29 7 [222 w F272 + | 55 8 2% 
€) CO 9x2 a De ~ 


टे > ह ६०546 हि >> हक र 
५9) Sa Os | SE) | 
BT 4 + ४2 ~~ द 5 
EEC Sls 4.8 ls 
के द 2८ | ~ Ck द Re ~ 
ODS ke flO) 
| a PR Fe ¢ 
a) UKE 0375 > 


~+ 5% > Dd I a ST 
G3 43033 १६५ »<-८ 


* Id [६52 5 Ey ee > ~ 57 
CESHO CTO EEE Tetyes 
a rer ४ न 2 » है |; अर > 
CD | ७३ en] (3 352) y| 


सूरः ।0, यूनुस |] पारः 7 


उससे कोई छोटी और न कोई बड़ी चीज़ OAS EY AST Ys 


है जिसका खुली-खुली पुस्तक में ह 
(उल्लेख) न हो ।62। 

सुनो कि निःसन्देह अल्लाह के मित्र ही हैं ५5 : (८ 55:9 4402८} (8९ 
जिन्हें कोई भय नहीं होगा और न वे <% RE 43% %5 


दुःखित होंगे ।63। OOH Qs 
जो h 2 ro ६: ।::८ 5 Ei 
वे लोग जो ईमान लाये और वे तक़वा का SOE SE sda 5 ४.7 


पालन करते थे ।64। 

उनके लिए सांसारिक जीवन में भी ,३८:5॥। do Mr कर | 8, 
और परलोक में भी शुभ-समाचार है। हि 

अल्लाह के वाक्यों में कोई परिवर्तन “५5 £ LEY 3 
नहीं । यही बहुत बड़ी सफलता Gat Si 
है।65। 34000 
और तुझे उनकी बात दुःखित न करे । 2450 NO) 48% Lee Y; 
निश्चित रूप से समस्त सम्मान अल्लाह 


(डे कक कर a7 Ee FA >«+ +# #4 श्र 
के ही अधिकार में है । वह बहुत सुनने ll 5 +५ 
वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने वाला 
है ।66| 


सावधान ! जो आकाशों में हैं और जो ३:५८) ५५ 93, : १५५5) 9 
धरती में हैं निश्‍चित रूपेण अल्लाह ही. . ........ ठ हर र 

के हैं । और जो लोग अल्लाह के सिवा ८१९१४८२५ ५4 6.9 223! 
(अन्य किसी) को पुकारते हैं वे 


§ bd & ८ 2 [+ IE - % 22 
bo नहीं Oss) E33 
(कल्पित) उपास्यों का अनुसरण नहीं ˆ? 27 MS 


करते, वे तो केवल अनुमान का अनुसरण O05 ४ 520) 56) 
करते हैं और केवल अटकलों से काम 
लेते हैं ।67। 


2 हा ~ 


वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई 432८5 १7295 ८६ sil 2४ 


ताकि तुम उसमें आराम प्राप्त करो और ह ड 

दिन को प्रकाशदायक बनाया । SE ३3४6) ०४ 2७05 
निःसन्देह इसमें ऐसे लोगों के लिए बहुत कट Es ~ 
से चिह्न हैं जो (बात को) सुनते हैं ।68। Dee कट 


सूरः 0, यूनुस 


वे कहते हैं अल्लाह ने पुत्र बना लिया। 
(हालाँकि इससे) वह पवित्र है, वह 
निस्पृह है । जो आकाशों में है और 
जो धरती में है उसी का है । तुम्हारे 
पास इस (दावा) का कोई भी प्रमाण 
नहीं । क्‍या तुम अल्लाह के बारे में 
ऐसी (बात) कहते हो जिस की तुम्हें 
जानकारी नहीं ।69। 
तू कह दे निःसन्देह वे लोग जो 
अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं सफल नहीं 
होंगे ।70। 
(उनको) दुनिया में कुछ लाभ उठाना 
है। फिर हमारी ओर ही उनका लौटना 
है। फिर उनके इनकार करने के कारण 
हम उन्हें कठोर अज़ाब चखाएँगे ।7।। 
(रुकू 7) 
और तू उन के समक्ष नूह का वृत्तांत 
पढ़ । जब उसने अपनी जाति से 
कहा, हे मेरी जाति ! यदि मेरा मत 
और अल्लाह के चिह्लों के द्वारा मेरा 
उपदेश देना तुम्हारे लिए कष्टप्रद 
होता है तो मैं अल्लाह पर ही भरोसा 
करता हूँ। अतः तुम अपनी सारी 
शक्ति और अपने साझीदारों को भी 
इकट्ठा कर लो फिर अपनी शक्ति पर 
तुम्हें कोई संदेह न रहे, फिर मुझ पर 
जो करना है कर गुज़रो और मुझे कोई 
ढील न दो ।72। 
अतः यदि तुम मुँह मोड़ते हो तो मैं तुम 
से कोई प्रतिफल तो नहीं माँगता । मेरा 
प्रतिफल अल्लाह के सिवा किसी पर 


i) 


पारः 7 
8 Is SINISE 
esol dd 
ep phlei 26522] 259 
SY GE 


DIEGO RHES 


68%, 5४ 
pe CEES 
FIRE eek peri 

ह OEE S 
sds Estee 
(2४५ ०2५ HOE 7s 

240) 33350: (५ 55.59 


7 5 2 


YS का, TDC -० | | 3 E 
| 55s SCS ESS 
UIs 


>+ 5 > 
4) uk y Dr 


सूरः ।0, यूनुस 


नहीं। और मुझे आदेश दिया गया है कि 
मैं आज्ञाकारियों में से बन जाऊँ ।73। 
अतः उन्होंने उसे झुठलाया तो हमने 
उसे और उनको जो उसके साथ नौका 
में थे, बचा लिया । और उनको 
उत्तराधिकारी बना दिया और हमने उन 
लोगों को जिन्होंने हमारे चिह्नों को 
झुठलाया था, डुबो दिया 
जिनको चेतावनी दी गई थी, देख ! 
कि उनका अन्त कैसा था ? ।74। 

फिर उसके बाद हमने कई रसूलों को 
उनकी अपनी-अपनी जाति की ओर 
भेजा । अतः वे उनके पास खुले-खुले 
चिह्न लेकर आये । परन्तु जिसे वे पहले 
से झुठला चुके थे वे उस पर ईमान लाने 
वाले नहीं बने । इसी प्रकार हम सीमा 
का उल्लंघन करने वालों के दिलों पर 
मुहर लगा देते हैं ।75। 

फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून 
को फ़िरऔन और उसके मुखियाओं की 
ओर अपने चिह्णों के साथ भेजा तो 
उन्होंने अहंकार किया और वे अपराधी 
लोग थे ।76। 

अतः जब हमारी ओर से उनके पास 
सत्य आया तो उन्होंने कहा, नि:सन्देह 
यह एक खुला -खुला जादू है ।77। 

मूसा ने कहा, जब तुम्हारे निकट सत्य 
आ गया तो क्या तुम उस के सम्बन्ध में 
(यह) कह रहे हो कि क्या यह जादू है ? 
जबकि जादूगर तो सफल नहीं हुआ 
करते ।78। 


र पारः 7 


© (0००७०) > > 2 > ` 
OR ८. 
=? 2 


~ W277 | 2% gos § 52 2] 


~ ७ AAA 9S ० HAS 
ISISCRMNE | ६25 आ ड 
र Et 


~ 270? 


OCR) a) 


Dea BOYES es bo Es 2: 
3७35 ISS Cai dR 
uk Es SG मर i (5 हर F (६ 

OR 25 


4 22 |Z 


O99 LS 9 x) (72 ५५ & : 4 & 
B Bk b or bas Ys 9 0353 | ) 


जी | 


86५ aL HIS 
PUSS WEEE 
त 

CRE SRS NTI] 
60-55 Ys be 
B03 


सूरः 0, यूनुस 


उन्होंने कहा, क्‍या तू हमारे पास 
इसलिये आया है ताकि तू हमें उस 
(पंथ) से हटा दे जिस पर हमने अपने 
पूर्वजों को पाया, और (ताकि) तुम 
दोनों का धरती में मानवर्धन हो । 
जबकि हम तो तुम दोनों पर कभी 
ईमान लाने वाले नहीं ।79। 

और फ़िरऔन ने कहा, मेरे पास प्रत्येक 
कुशल जादूगर ले आओ ।80। 


अतः जब जादूगर आ गये तो मूसा ने 
उनसे कहा, जो भी तुम डालने वाले हो 
डाल दो ।8।। 
अतः (जो डालना था) जब उन्होंने डाल 
दिया तो मूसा ने कहा, तुम जो कुछ 
लाये हो वह केवल दृष्टि का भ्रम है । 
अल्लाह उसे अवश्य रद्द कर देगा । 
निःसन्देह अल्लाह उपद्रवियों के कर्म को 
उचित नहीं ठहराता ।82। 
और अल्लाह अपने वाक्यों के द्वारा सत्य 
को सत्य सिद्ध कर दिखाता है । चाहे 
अपराधी कैसा ही नापसन्द करें ।83। 
(रुकू उ) 
अतः मूसा की जाति में से थोड़े ही युवक 
इस भय के बावजूद कि फ़िरऔन और 
उनके मुखिया उन्हें किसी कष्टदायक 
परीक्षा में न डाल दें, उस पर ईमान 
लाये। और निःसन्देह फ़िरऔन धरती में 
बहुत उद्दण्डता करने वाला और 
निश्चित रूप से वह सीमा उल्लंघन करने 
वालों में से था ।84। 


) | पारः ।7 


EEL FEE CCE THE 
ESV RCI 


® Gr] दर CO bs U2) y| 


42 h दट 57 5% 4 5 न 
25० ०७८ 29४) # 939 ७३५ 
eel 


Le” 


हाट हा 


5 0058 205. 5 

Oss sl bl sl 
SESE 
Sc “2०.2! 
ORANG 60..25 


ol 9 
ह ve 


न्दा 
9) एक 


VANES S55 ८६६४ 
OE NG 


(2) Be) De ००२१) (5 


सूरः ।0, यूनुस 


और मूसा ने कहा, हे मेरी जाति ! यदि 
तुम अल्लाह पर ईमान लाये हो तो यदि 
(वस्तुतः) तुम आज्ञाकारी हो तो उसी 
पर भरोसा करो ।85। 

तो उन्होंने (उत्तर में) कहा, अल्लाह पर 
ही हम भरोसा रखते हैं । हे हमारे रब्ब ! 
हमें अत्याचारी लोगों के लिए परीक्षा 
(का कारण) न बना ।86। 

और हमें अपनी कृपा से काफिर लोगों से 
मुक्ति प्रदान कर ।87। 

और हमने मूसा और उसके भाई की 
ओर वहइ की कि तुम दोनों अपनी 
जाति के लिए मिस्र में घरों का निर्माण 
करो और अपने घरों को किब्ला-मुखी 
बनाओ और नमाज़ को क़ायम करो । 
और तू मोमिनों को शुभ-समाचार दे 
दे ।88।* 

और मूसा ने कहा, हे हमारे रब्ब ! 
निःसन्देह तूने फिरऔन और उसके 
मुखियाओं को इस सांसारिक जीवन में 
एक वृहद्‌ शोभा और धन-सम्पदा दिये 
हैं, हे हमारे रब्ब ! (क्या) इसलिए कि 
वे तेरे रास्ते से (लोगों को) भटका दें । 
हे हमारे रब्ब ! उनकी धन-सम्पदा को 
बर्बाद कर दे और उनके दिलों को 
कठोर बना दे । अतः जब तक वे 


)॥ | पारः 7 


F Pe | pie द्द > > 7 > 4 | ~ 
40 ESOP sb HOES 


sg 
८3 Coss > द pee [8 कि > A DS 
~~ 9 Cr) 


Bd 


od Er 08 ८४४५४ [८ is 
} ४) 5 2५2, 
ENF fl 4:59 


2 ais CE 727 ४५ 7 
ORHAN esp C9 
log 2T 2, T7 > | (A sz 
Ee ©| A> | (५०१४ ७3 ) > १ | 
a 058 2452 LE 

+ nr Po FE > > 
55 Shales Ss +<-5 22 
Oe Fl 


S53 FIBA 
id * 7 & ७55८ आ ८८६ ५459५ है 
SN si BY 

GE BIG 5 7 25 ~ pen हक 7 
Uh - ~ = 5 हु - 7 oF) I) 
2p Filesize 





* इस आयत में एक ऐसी बात का उल्लेख है जिसकी कल्पना भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम स्वयं नहीं कर सकते थे और न ही बाइबिल में इसका वर्णन है । अतः यह आरोप भी झूठा है 
कि बाइबिल के जानकारों का वर्णन सुन कर आप सल्ल. को इसका ज्ञान हुआ । परन्तु अब 
पुरातत्त्वविदों ने मिस्र में बनी इस्राईल के गड़े हुए आवासों को खोज निकाला है जिनसे स्पष्ट हो चुका 
है कि बनी इस्राईल के घर एक ही दिशा में अर्थात्‌ करिन्ला -मुखी बने थे । 


सूरः 0, यूनुस 


पीड़ाजनक अज़ाब को देख न लें, ईमान 
नहीं लायेंगे ।89|* 

उसने कहा, तुम दोनों की दुआ स्वीकार कर 
ली गई । अतः तुम दोनों दृढ़ता दिखाओ 
और कदापि उन लोगों के रास्ते का 
अनुसरण न करो जो कुछ नहीं जानते ।90। 

और हमने बनी इस्राईल को समुद्र पार 
कराया तो फ़िरऔन और उस की सेना ने 
विद्रोह और अत्याचार करते हुए उनका 
पीछा किया । यहाँ तक कि जब उसे 
जलप्लावन ने आ घेरा तो उसने कहा, मैं 
उस पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी- 
इस्राईल ईमान लाये हैं, उसके सिवा कोई 
उपास्य नहीं और मैं (भी) आज्ञाकारियों 
में से हूँ ।9।। 

क्या अब (ईमान लाया है) ! जब कि 
इससे पूर्व तू अवज्ञा करता रहा और तू 
फसाद करने वालों में से था ।92। 

अतः आज के दिन हम तुझे तेरे शरीर 
के साथ बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद 
आने वालों के लिए एक (शिक्षाप्रद) 
चिह्न बन जाये । जब कि लोगों में से 
अधिकांश हमारे चिह्णों से बिल्कुल 
बेख़बर हैं ।9३।” (रुकू उ) 


पारः ॥ 
OMS sl 
(5:5७ ६5०5: SOE 
OO YRS Ys 


29%. 548 Gis 
Geo spas) 


— ०००००) > ES ~ 
6 ८५ 


Bes Sai ट | 

OC) 
SIIB gs 
Ce (5, 4) SE 
" ३५३६; 





: इन अर्थो के लिए देखें पुस्तक इम्ला मा मन्न निहिर्रहमान' । 


alate 
CO 


यह आयत भी सिद्ध करती है कि कुरआन मजीद अदृश्यवेत्ता (अल्लाह) की ओर से अवतरित हुआ 


है। क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में तो फ़िरऔन की लाश के बारे में 
सांकेतिक वर्णन भी नहीं था । परन्तु वर्तमान युग में हज़रत मूसा अलै. के विरुद्ध खड़े होने वाले 
फ़िरऔन की लाश को पुरातत्त्वविदों ने ढूँढ लिया है । इस लाश से ज्ञात होता है कि फ़िरऔन डूबने 
के बावजूद मरने से पहले बचा लिया गया था । इस के बाद लगभग साठ वर्ष तक अपाहिज होकर 
शय्याग्रस्त रहा । इस प्रकार उसने कुल नव्वे वर्ष की आयु प्राप्त की । (अधिक जानकारी के लिए 
देखें Ian Wilson : Exodus Enigma 985) 


सूरः 0, यूनुस 


और हमने बनी इस्राईल को एक 
सच्चाई का ठिकाना प्रदान किया और 
उन्हें पवित्र वस्तुओं में से जीविका 
प्रदान किया । जब तक उनके निकट 
ज्ञान नहीं आ गया उन्होंने मतभेद नहीं 
किया । निःसन्देह तेरा रब्ब कयामत 
के दिन उनके बीच में उन बातों का 
निर्णय करेगा जिनमें वे मतभेद किया 
करते थे ।94। 

अत: जो हमने तेरी ओर उतारा है 
यदि तू उस के बारे में किसी असमंजस 
में पड़ा है तो उन से पूछ ले जो तुझ 
से पहले (भेजी हुई) पुस्तक को पढ़ते 
हैं। जो तेरे रब्ब की ओर से तेरे पास 
आया है नि:सन्देह वह सत्य ही है । 
अतः तू सन्देह करने वालों में से 
कदापि न बन ।95। 

और तू कदापि उन लोगों में से न बन 
जिन्होंने अल्लाह के चिह्नों को झुठला 
दिया अन्यथा तू हानी उठाने वालों में से 
हो जायेगा ।96। 

निश्चित रूप से वे लोग जिन पर तेरे 
रब्ब का आदेश लागू हो चुका है, ईमान 
नहीं लायेंगे ।97। 

यद्यपि उनके पास प्रत्येक चिह्न आ चुका 
हो यहाँ तक कि वे पीड़ाजनक अज़ाब 
को देख लें ।98। 

अतः यूनुस की जाति के सिवा क्यों ऐसी 
कोई बस्ती वाले नहीं हुए जो ईमान लाये 
हों और जिनको उनके ईमान ने लाभ 
पहुँचाया हो । जब वे ईमान लाये तो 


i 


पारः ]7 


~ 


Fue Ga) Ug 
EEE SS 55 
oii SE) Cs 
OO SE CBN 4 


2 ~ 25 


3 > 
- 
oe 


WE 


\—— 
E 


Fg 
Ee SCE CHES 
४५८४ ile AE 


60 EDA 0 
CRN 32 


XX 


Ei 


£ नी 


SRG Ss ४३ 


% | | 23 § 
A ५ 


5५५ ४४ 

CNL ६232 aos E353 

७:29 

Gs ३८०६7 pt i 
SC Agr 


सूरः 0, यूनुस 


हमने उनसे इस सांसारिक जीवन में 
अपमानजनक अज़ाब को दूर कर दिया 
और उन्हें एक समय तक जीवन यापन 
के साधन प्रदान किये ।99। 

और यदि तेरा रब्ब चाहता तो जो भी 
धरती पर बसते हैं इकट्रे सब के सब 
ईमान ले आते । तो क्या तू लोगों को 
बाध्य कर सकता है, यहाँ तक कि वे 
ईमान लाने वाले बन जायें ।00| 

और अल्लाह की आज्ञा के बिना 
किसी व्यक्ति को ईमान लाने का 
अधिकार नहीं । और जो बुद्धि से 
काम नहीं लेते वह (अल्लाह उनके 
दिल की) गंदगी को उन (के चेहरों) 
पर थोप देता है ।।0]। 

तू कह दे कि जो कुछ भी आकाशों और 
धरती में है उस पर ध्यानपूर्वक दृष्टि 
डालो । और जो लोग ईमान नहीं लाते 
चिह्न समूह और चेतावनी की बातें उनके 
कुछ काम नहीं आतीं ।।02। 

अतः क्या वे उसी प्रकार के दौर की ही 
प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसा उनसे पहले गुज़रे 
हुए लोगों पर आया था । तू कह दे कि 
प्रतीक्षा करते रहो, निश्चित रूप से मैं 
भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में से 
हूँ ॥03। 

फिर (अज़ाब के समय) हम अपने रसूलों 
को और उनको जो ईमान लाये, इसी 
प्रकार बचा लेते हैं । ईमान लाने वालों 
को बचाना हम पर अनिवार्य है ।।04। 


(रुकू ३ ) 


)॥ | पारः 7 


WES NE RFE che 
क 2S | 2 ५ ~~ 


Di | Re 2 


Nf 8:८८ ८५० LS 33 
22 3 3२७ (७४७ EIB 


be 7 \ 5 PR = Re ्् 
Ene] Ch SI 9 eS 


2 ०2 2 
® CLs 2 98 9 F< 


NIE 


Resp EE TS SN 
Dir ~ रु + २ z+ + 5 ~ 
i) cb |9 कि | LSS Gs ९2) Y 9 


5) ट > fx g ०% 5 ~ 
OO RY 2H 


GHEE Dis 
» २25 Sls (हि: 5 अ: 2 GE 
CIES :०.5३ sl 


2 


ह्र le) द ८४, ~ w fru ~~ 
ORB ८७ 5८ 


Nic lca 
< 5 | 3: IR ~ |9 ५) US कक! 


i 


20 22५०8; koe दर ta ६ 
)० C7? 4 पट पर 


सूरः 20, यूनुस 


तू कह दे कि हे लोगो ! यदि तुम मेरे 
धर्म के सम्बन्ध में किसी सन्देह में हो 
तो मैं तो उनकी उपासना नहीं करूँगा 
जिनकी तुम अल्लाह के सिवा 
उपासना करते हो । परन्तु मैं उसी 
अल्लाह की उपासना करूँगा जो तुम्हे 
मृत्यु देता है और मुझे आदेश दिया 
गया है कि मैं मोमिनों में से बन 
जाऊँ ।।05। 

और सर्वदा (अल्लाह की ओर) झुकाव 
रखते हए धर्म पर अपना ध्यान केन्द्रित 
रख और तू मुश्रिकों में से कदापि न 
बन ।06| 

और अल्लाह के सिवा उसे न पुकार जो 
न तुझे लाभ पहुँचाता है और न हानि 
पहुँचाता है और यदि तूने ऐसा किया तो 
निःसन्देह तू अत्याचारियों में से हो 
जायेगा ।07। 

और यदि अल्लाह तुझे कोई हानि 
पहुँचाए तो उसी के सिवा उसे दूर करने 
वाला कोई नहीं । और यदि वह तेरे लिए 
किसी भलाई का इरादा करे तो उसकी 
कृपा को टालने वाला कोई नहीं । अपने 
भक्तों में से जिसे वह चाहता है वह 
(कृपा) प्रदान करता है । और वह बहुत 
क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।।08। 

तू कह दे कि हे लोगो ! निश्चित रूप 
से तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की ओर से 
सत्य आ चुका है । अतः जो हिदायत 
पा गया वह अपने लिए ही हिदायत 


LES SSO FONG 
Cr न २ US 


OEE ENS 
SEY Goi 522 ६5४५ 
BE CHE io yl ड Re 3 


(9) ol) ५ ४ ७ {% 
Ho) 3 |3॥ 
पद 4 SE T Ys है RI Fs 572 ~ 
445४9 9 AEDS) S 
ET T ys Peg 5 > os ~ § 
५29५७ sy pols SBS) 


Cy] 53 589 


सरयू कक कक कक” > कक कक कक >> 


पाता है और जो पथभ्रष्ट हुआ, वह « ti है 
अपनी जान के विरुद्ध ही पथभ्रष्ट Wee ta 


होता है । और मैं तुम पर निरीक्षक OOS py > ०५५ bg 
नहीं हूँ ।!09| 

और जो तेरी ओर वहइ किया जाता है he EE <| 2X 4 ६5 |; 
उसका अनुसरण कर और धैर्य धारण . , कोल 

कर, यहाँ तक कि अल्लाह निर्णय कर 6 5% Ao 589 ASS 
दे। और निर्णय करने वालों में वह 

सर्वोत्तम है ।।0]। (रुकू ) 


]) ( 
- सूरः हृद 


यह मक्की सूरः है और निस्मिल्लाह सहित इसकी ।24 आयते हैं । 

इस सूर: का पिछली सूरः के साथ जो संबंध है उसे पिछली सूरः की टिप्पणी में 
स्पष्ट कर दिया गया है । इस सूरः: की प्रमुख बातों में आयत संख्या ।3 है । जिसमें 
आयतांश फ़स्तक्रिम कमा उमिर त व मन ता ब मअक (जैसा तुझे आदेश दिया जाता 
है उस पर दृढ़ता पूर्वक डट जा और जिन्होंने तेरे साथ प्रायश्चित किया है, वे भी डट 
जायें) की दृष्टि से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ऐसी भारी ज़िम्मेदारी 
आ पड़ी कि आप सल्ल. ने रमाया शय्यबत नी हूदु अर्थात्‌ सूरः हूद ने मुझे बूढ़ा कर 
दिया । इसी प्रकार इस सूरः में उन जातियों का वर्णन है जिन्हें इनकार करने के कारण 
विनष्ट कर दिया गया । उन लोगों के शोक के कारण हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को भी बहुत दुःख पहुँचा । 

इस सूर: की आयत सं. ।8 हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पक्ष में 
एक साक्ष्य का उल्लेख करती है जो आप सल्ल. से पहले का है । अर्थात्‌ हज़रत मूसा 
अलै. का साक्ष्य । इसी प्रकार एक ऐसे साक्षी का भी वर्णन है जो हज़रत मुहम्मद सल्ल. 
के पश्चात जन्म लेने वाला है । इस साक्षी का वर्णन “सूरः अल-बुरूज' में इन शब्दों में 
मिलता है ब शाहिदूयों व मशूहद अर्थात्‌ एक समय आयेगा जब एक महान साक्षी एक 
महानतम पुरुष अर्थात्‌ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पक्ष में उनकी 
सच्चाई की गवाही देगा । 

इस सूरः के बाद सूरः यूसुफ़ का आरम्भ उस आयत से हुआ है जिसमें वृत्तांतों में से 
सर्वोत्तम वृत्तांत का वर्णन हुआ है । इसलिए इस सूरः के अंत पर अल्लाह तआला का यह 
कथन है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष नबियों के वृत्तांत 
इसलिए वर्णन किये जा रहे हैं ताकि इन्हें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
उत्साहवर्धन हो । इसमें इस ओर भी इशारा है कि सूरः हद में इन वृत्तांतों के वर्णन से 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं था । 

रर 


सूरः ॥॥, हद्‌ 

















A A A ६ 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
अनल्लाहु अरा : मैं अल्लाह हूँ । मैं 
देखता हूँ । (यह) एक ऐसी पुस्तक है 
जिसकी आयतों को सुदृढ़ बनाया गया 
है (और उन्हें) फिर परम विवेकशील 
(और) सदा अवगत (अल्लाह) की 
ओर से भली-भाँति स्पष्ट कर दिया 
गया है ।2। 

(सतर्क कर रही हैं) कि तुम अल्लाह के 
सिवा किसी की उपासना न करो 
निश्चित रूप से मैं उसकी ओर से तुम्हारे 
लिए एक सतर्ककारी और एक सु- 
समाचार दाता हूँ ।3। 

और यह भी कि तुम अपने रब्ब से क्षमा 
याचना करो और प्रायश्चित करते हुए 
उसी की ओर झुको तो वह तुम्हें एक 
निश्चित अवधि तक उत्कृष्ट जीवन- 
साधन प्रदान करेगा । और वह प्रत्येक 
गौरवशाली व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा 
के अनुरूप कृपा प्रदान करेगा । और यदि 
तुम लौट जाओ तो निश्चित रूप से मैं 
तुम्हारे संबंध में एक बहुत बड़े दिन के 
अज़ाब से डरता हूँ ।4। 

अल्लाह ही की ओर तुम्हारा लौटकर 
जाना है और वह प्रत्येक वस्तु पर जिसे 
वह चाहे स्थायी सामर्थ्य रखता है ।5। 


A % Cy eS 


legen 


~ 
w 


y Fir 9 > 
(0) हाई A न ©) 2 Cy 
O I> SONOS 


SRN ७७ 


at | 9 alas assy 925 


6 आओ 2 


Z 
७~ 


NE] 


~ 
5 2 


NE 559 


Ey 
FG 


(2 
५८४ 
है 5, \ 


सूरः , हृद )|| पार: 7 


धान ! निश्चित | 9४०६८-८] RIDIN SOP 5 
सावः ! निश्चित रूप से वे अपने be 0 02) 
सीनों को मोड़ते हैं ताकि वे उससे छिप हि 

सकें धान जब 45055 45 ०३३६५ ~ 3 ९ 
सकें । सावधान ! जब वे अपने वस्त्र > CY de 
पहन रहे होते हैं तो जो वे छिपाते हैं < 


और जो प्रकट करते हैं, वह उसे जानता CHGS DG 
है । निःसन्देह वह सीनों की बातों को ७ 54,92५, Bless] 


भली-भाँति जानता है ।6। 


सूरः 7, हृद 


और धरती में चलने फिरने वाला कोई 
ऐसा जीवधारी नहीं जिसकी जीविका 
(का दायित्व) अल्लाह पर न हो । और 
वह उसके अस्थायी निवास-स्थान को 
और स्थायी निवास-स्थान को भी 
जानता है । प्रत्येक विषय एक सुस्पष्ट 
पुस्तक में है ।7। 

और वही है जिसने आकाशों और धरती 
को छः दिनों में पैदा किया और उसका 
सिंहासन पानी पर था ताकि वह 
तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में से कौन 
उत्कृष्ट कर्म करने वाला है । और यदि 
तू कहे कि तुम मरने के बाद अवश्य 
उठाये जाओगे तो काफिर ज़रूर कहेंगे 
कि यह तो खुले-खुले झूठ के सिवा कुछ 
नहीं ।8।* 

और यदि हम कुछ समय के लिए उन से 
अज़ाब को टाल दें तो वे अवश्य कहेंगे 
कि किस बात ने उसे रोक रखा है । 
सावधान ! जिस दिन वह उन तक 
आयेगा तो उसे उनसे टाला जाना 
असंभव होगा और वही (चेतावनी) उन्हें 
घेर लेगी जिस की वे हँसी उड़ाया करते 
थे ।9। (रुकू -) 

और यदि हम अपनी ओर से मनुष्य को 
किसी कृपा का स्वाद चखायें फिर उसको 
उससे छीन लें तो निश्चित रूप से वह 


Eh 


पारः 72 


है 


~ 


हि. 
iscyb 9 
~ 
essa sis ol 33 
DSSS 


WS 


4 


रच 


GND SNE EHS 
SY CTETCR SHES 
UE) sr >> bo BR) 
TSUN 82 2%%:४ 35 :-७ 
YOGI CH 


(0 Fo WF? 


द 2 
०४४ >> ७-२ 


Ses Dg 
) 6 > 527 Pe Es ib > 
6 ७055४ Ll bre 


2S ASSO YESESs 





* आयतांश का न आर्शुहू अलल माइ (उसका सिंहासन पानी पर था) से यह तात्पर्य नहीं है कि 
अल्लाह की आत्मा पानी पर विचरण कर रही थी । बल्कि इससे यह तात्पर्य है कि उसने पानी को 
समस्त प्राणियों के जीवन का आधार बनाया । आध्यात्मिक जीवन भी आध्यात्मिक पानी पर निर्भर 
है, जो आकाश से नबियों पर उतारा जाता है । 


सूरः , हृद 


बहुत निराश और बड़ा कृतघ्न हो जाता 
है ।।0| 

और यदि किसी कष्ट के बाद जो उसे 
पहुँचा हो हम उसे नेमत प्रदान करें तो 
वह अवश्य कहता है कि सारे कष्ट मुझ 
से दूर हो गये । निश्चित रूस से वह 
(छोटी सी बात पर) बहुत प्रसन्न हो 
जाने वाला (और) बढ़-बढ़ कर इतराने 
वाला है ।।।। 

सिवाय उन लोगों के जिन्होंने धैर्य धारण 
किया और नेक कर्म किये । यही वे लोग 
हैं जिनके लिए एक वृहद क्षमा और एक 
बहुत बड़ा प्रतिफल है ।।2। 

अतः क्या (किसी प्रकार भी) तेरे लिए 
संभव है कि तेरी ओर की जाने वाली 
वहइ में से कुछ छोड़ दे । इससे तेरा 
सीना बहुत तंग होता है कि वे कहते हैं 
कि क्यों न इसके साथ कोई खज़ाना 
उतारा गया अथवा इसके साथ कोई 
फरिश्ता क्यों नहीं आया ? तू केवल एक 
सतर्ककारी है और अल्लाह प्रत्येक विषय 
पर निरीक्षक है ।।3। 

अथवा वे कहते हैं कि इसने इसे गढ़ 
लिया है । तू कह दे कि यदि तुम सच्चे 
हो तो फिर इसके सदृश दस गढ़ी हुई 
सूरतें तो लाओ और अल्लाह के सिवा 
जिसे (सहायता के लिए) पुकार सकते 
हो पुकारो ।।4। 

अतः यदि वे तुम्हें इसका सकारात्मक 
उत्तर न दें तो जान लो कि इसे केवल 
अल्लाह के ज्ञान के साथ उतारा गया है 


] | पारः 2 


©+ 9-25 FF 3 45 (® 
3 TiN frre कक dl र्द Cy ~ 
47... ट। PVE 4-35| 9 
CN NIRA 


FoF 


OPES 


ir | + 922 


“ » SS 


CEENIRRCTI TS CRD] 


~ got 


(9 $> | Sins) Es | 


CTI 


पा NSPE AEN 


kb sz 


Sassy 


gE oS] 
005 § 

HSE ODF 
Re |s=5l 9 Jaa dhe 3 
AS OIA) 9 soaps) 
FRSC NICSE 


सूरः , हृद 


और यह भी जान लो कि उसके सिवा 
और कोई उपास्य नहीं । अतः क्या तुम 
आज्ञापालन करने वाले बनोगे (भी या 
नहीं) ? ॥5। 

जो कोई सांसारिक जीवन और उसकी 
शोभा की इच्छा करे हम उन्हें उनके 
कमो का पूरा पूरा बदला इसी (लोक) में 
दे देंगे और इसमें उनका कोई अधिकार- 
हनन नहीं किया जाएगा ।।6। 

यही वे लोग हैं जिनके लिए परलोक में 
आग के सिवा कुछ नहीं और उन्होंने इस 
(लोक) में जो औद्योगिक काम किया 
होगा वह व्यर्थ हो जाएगा और जो कुछ 
भी वे किया करते थे ग़लत ठहरेगा ।।7। 
अतः: क्या वह व्यक्ति जो अपने रब्ब की 
ओर से एक सुस्पष्ट युक्ति पर (स्थित) 
है और उसके पीछे उसका एक साक्षी 
आने वाला है और उससे पूर्व मूसा की 
पुस्तक मार्ग-दर्शक और कृपा स्वरूप 
मौजूद है, (वह झूठा हो सकता है ?) ये 
ही (उस प्रतिश्रुत रसूल के संबोध्य 
अंततः) उसे स्वीकार कर लेंगे । अतः 
(विरोधी) गुटों में से जो भी उसका 
इनकार करेगा तो उसका प्रतिश्रुत 
ठिकाना आग होगा । अतः इस विषय में 
तू किसी शंका में न पड़ । निःसन्देह यही 
तेरे रब्ब की ओर से सत्य है परन्तु 
अधिकतर लोग ईमान नहीं लाते ।।8। 
और उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो 
सकता है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े । यही 
लोग अपने रब्ब के समक्ष पेश किये 


ZH 545 SAE OE ४ 


UE, 533G 92४ oe 20४3 & 

& 255७-0४ ४0-57; 

Mos 

YANG 

SDs ssGLSs 3 

oi 

9 + Ee ¢x Tz EE 

US 23 Ls >) १ 
E (2 


७ 32 २ ~ LS E > DY | Cr % < न 


rE © 


CENCE 


bye lee 0 2555 
०५४३०७ ० Open Es 


सरह पारः 2 


जाएँगे और साक्ष्य देने वाले कहेंगे, यही Mr oe Gi 
वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब्ब पर झूठ > र है 2 A 
बोला था । सावधान ! अत्याचार कने ©0०2५), |£ 4 < 

वालों पर अल्लाह की ला नत है ।।9| 

वे लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते ८६ |:, ८, : £ 7, ४५, ट 

हैं और उसे टेढ़ा (करना) चाहते हैं 5200, 2४६४८ E55 
और वही परलोक का इनकार करने “जी 9A 
वाले हैं ।20। O03 
यही वे लोग हैं जो धरती में (अल्लाह Come 2] 
वालों को) कभी असमर्थ नहीं क |, , :.... te; Ee 
सकेंगे । और उनके लिए अल्लाह को ८? 500 3S HOS ८5223! 
छोड़ कर कोई और मित्र नहीं । a 
उनके लिए अज़ाब को बढ़ा दिया EEN 
जाएगा । न उन्हें कुछ सुनने की HS Gs EN OSHS 
शक्ति होगी और न ही वे कुछ देख O03 raz 
सकेंगे ।2।। 

यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप 2-2 74 | 07 2 NE 
को घाटे में डाला और जो भी वे झूठ 
गढ़ा करते थे वह उनके हाथ से जाता 
रहा ।22। 

निःसन्देह परलोक में वही सर्वाधिक ८ ५75४। स |e SY 
घाटा उठाने वाले होंगे ।23। 


52+ 


® Os IA | 9 E (७ _>-७--+ C29 


(9 Os yee | 


निश्चित रूप से वे लोग जो ईमान लाये... | । 7 55 । 5६८ < 6| 
और उन्‍होंने नेक कर्म किये और वे FMS कक 


अपने रब्ब की ओर झुके । यही वे लोग $“ | sl og lS 
८ २% 


हैं जो स्वर्गवासी हैं। वे उसमें सदा रहने OOF 3 4 2 
वाले हैं ।24। 

(इन) दोनों गिरोहों का उदाहरण अंधे ४ ERIE ५ Y E 52 | ॐ ii 
और बहरे तथा खूब देखने वाले और खूब | कं आर ह ba, ग ०४ 
सुनने वाले के सदृश है । क्या ये दोनों ~~ sel 9 dls 


सूरः ।।, हृद 
उदाहरण की दृष्टि से एक समान हो 


सकते हैं ? अत: क्या तुम उपदेश ग्रहण ' 


नहीं करोगे ? ।25। (रुकू -#) 

और निःसन्देह हमने नूह को भी उसकी 
जाति की ओर भेजा था । (जिसने 
कहा) निश्चित रूप से मैं तुम्हारे लिए 
एक खुला-खुला सतर्ककारी हूँ ।26। 
(और यह) कि तुम अल्लाह के सिवा 
किसी की उपासना न करो । निश्चित 
रूप से मैं तुम पर एक कष्टदायक दिन के 
अज़ाब से डरता हूँ ।27। 

अतः उसकी जाति में से उन मुखियाओं 
ने जिन्होंने इनकार किया कहा, कि हम 
तो तुझे केवल अपने समान ही एक 
मनुष्य समझते हैं । इसी प्रकार हम यह 
भी देखते हैं कि जिन लोगों ने तेरा 
अनुसरण किया है, सरसरी नज़र में वे हम 
में से निकृष्टतम लोग हैं । और हम अपने 
ऊपर तुम्हारी कोई श्रेष्ठता नहीं समझते 
बल्कि तुम्हें झूठा समझते हैं ।28। 

उसने कहा, हे मेरी जाति ! विचार तो 
करो कि यदि मैं अपने रब्ब की ओर से 
एक सुस्पष्ट युक्ति पर हूँ और उसने मुझे 
अपनी ओर से कृपा प्रदान की है और 
यह बात तुम पर अस्पष्ट रह गई है । तो 
क्या हम बलपूर्वक तुम्हें उसका 
आज्ञाकारी बना सकते हैं जबकि तुम 
उससे घृणा करते हो ? ।29। 

और हे मेरी जाति ! इस पर मैं तुम से 
कोई धन नहीं माँगता । मेरा प्रतिफल तो 
अल्लाह के सिवा किसी पर नहीं । और 


७527 ०३5 
has 2-८ 9:22 ८ 27 ५7८5 gl) 


पारः 2 


TAZ hb Iz 


5555 ५७ ५४८ 


FSR NT 


25S) Hasdles is 


® BE Si 


७9 Cre 2 Su 


CREED ERD EN 


CHAYES 


CSE REISE 
SSG sy 


SURE 


~ 2 Ey RUS द oes | Rn 


८६५०८ ue < ड ०27 524 4% \§ 
ESS 2g 
2-८ 225० ENE SNS” 


55 


228 3 ak BS ~ 2 


~ 5 | RB 


सूरः 7, हृद 


जो लोग ईमान लाये हैं मैं उनको कभी 
दुतकारने वाला नहीं । निःसन्देह वे लोग 
अपने रब्ब से भेंट करने वाले हैं । परन्तु 
मैं तुम्हें अज्ञानता बरतने वाले लोगों (के 
रूप में) देखता हूँ ।30। 

और हे मेरी जाति ! यदि मैं इनको 
दुतकार दूँ तो मुझे अल्लाह से बचाने में 
कौन मेरी सहायता करेगा ? अतः क्या 
तुम उपदेश ग्रहण नहीं करोगे ? ।3।। 
और मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मेरे 
पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं । और न ही 
मैं अदृश्य (विषय) की जानकारी 
रखता हूँ । और न ही मैं कहता हैँ कि 
मैं एक फरिश्ता हूँ और न ही मैं यह 
कहता हूँ कि जिन लोगों को तुम्हारी 
आँखें तुच्छ और तिरस्कृत देखती हैं 
अल्लाह उन्हें कदापि कोई भलाई प्रदान 
नहीं करेगा । जो उनके दिलों में है उसे 
अल्लाह ही सर्वाधिक जानता है । 
(यदि मैं भी वह कहूँ जो तुम कहते 
हो) तब तो अवश्य मैं अत्याचारियों में 
हो जाऊँगा ।32। 

उन्होंने कहा, हे नूह ! तूने हमसे झगड़ा 
किया और हमसे झगड़ने में बहुत बढ़ 
गया । अतः यदि तू सच्चों में से है तो 
जिसका तू हमें डरावा देता है अब उसे 
हमारे पास ले आ ।33। 

उसने कहा, यदि अल्लाह चाहेगा तो 
वही उसे लिये हुए तुम्हारे पास आयेगा 
और तुम कभी (उसे) असमर्थ करने 
वाले नहीं बन सकते ।34। 


||| पारः 2 


¢ Lx 


OOS ५७७.» ९५) | ५5.५ 


PSE YY 
©5355 sb 


द 


SESE 
CBN SY G SEE 


सूरः , हृद 


और यदि अल्लाह चाहे कि तुम्हें 
पथभ्रष्ट ठहरा दे तो चाहे मैं तुम्हें 
उपदेश देने का इरादा भी करूं तो मेरा 
उपदेश तुम्हें कोई लाभ नहीं देगा । वह 
तुम्हारा रब्ब है और तुम्हें उसी की ओर 
लौटाया जायेगा ।35। 

कया वे कहते हैं कि उसने उसे (अपनी 
ओर से) गढ़ लिया है ? तू कह दे कि 
यदि मैं ने इसे गढ़ लिया होता तो मुझ 
पर ही मेरे अपराध का दुष्परिणाम 
पड़ता। और जो तुम अपराध किया करते 
हो मैं उससे बरी हूँ ।36। (रुकू ड) 
और नूह की ओर वहइ की गई कि 
तेरी जाति में से जो ईमान ला चुका 
उसके सिवा कोई और ईमान नहीं 
लायेगा । अतः जो वे करते हैं उस पर 
खेद न कर ।37। 

और हमारी आँखों के सामने और हमारी 
वहइ के अनुसार नौका बना और जिन 
लोगों ने अत्याचार किया उनके बारे में 
मुझ से कोई बात न कर । निश्चित रूप 
से वे डुबोये जाने वाले हैं ।38। 

और वह नौका बनाता रहा और जब 
कभी उसकी जाति के मुखियाओं का 
उसके पास से गुज़र हुआ तो वे उसकी 
हँसी उड़ाते रहे । उसने कहा, यदि तुम 
हम से हँसी करते हो तो निश्चित रूप से 
हम भी तुम से उसी प्रकार हँसी करेंगे 
जैसे तुम कर रहे हो ।39। 

अतः तुम शीघ्र ही जान लोगे कि वह 
कौन है जिस पर वह अज़ाब आएगा जो 


|| पारः ।2 
८.४४) Cd EY 
LANDES 
PE fe Me RT 
& 3 254 

EEC Fr 
LiF 5 pe ks 
r Cs Se i 
| (०१९८ 


Pte SCs 
ois 5 YL 

SOS 

७३३३ CG A ६८५ 

EGE 

Od 


WAI CS 
(6 


FT NE Fe ARIZ 
Ys ~ SS 


CONE STO 
EE UA 


Z 22 
OO 9 D> 


TELE (८ 2०.४9 २७ 


~ ३३१०८ + 


सूरः , हृद 


उसे अपमानित कर देगा और उस पर एक 
ठहर जाने वाला अज़ाब उतरेगा ।40। 
यहाँ तक कि जब हमारा निर्णय आ 
पहुँचा और भारी उफान के साथ स्रोत 
फूट पड़े तो हमने (नूह से) कहा कि इस 
(नौका) में प्रत्येक (आवश्यक पशुओं) 
में से जोड़ा-जोड़ा और अपने परिवार को 
भी सवार कर । सिवाय उसके जिसके 
विरुद्ध निर्णय हो चुका है और (उसे भी 
सवार कर) जो ईमान लाया है । और 
उसके साथ थोड़े लोगों के सिवा और 
कोई ईमान नहीं लाया ।4।|* 


Fe ARIS 


पारः 72 

FSS TNC )>२ 342 ४5 
Els 3 pS ~ ७ ~ Fi 
28 SNES & 


VEL ४6355 5०: 2५६3 sl 
dill Gs 
45 & i [2% | 
5% U3 al 


और उसने कहा कि इस में सवार हो 4 (६५72 44» "५3 4 <_॥ 5 


जाओ । अल्लाह के नाम के साथ ही 
इसका चलना और ठहरना है । नि:सन्देह 
मेरा रब्ब बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।42। 

और वह (नौका) उन्हें लिये हुए पहाड़ों 
के समान लहरों में चलती रही । और 
नूह ने अपने पुत्र को पुकारा जबकि वह 
एक पृथक स्थान में था, हे मेरे पुत्र ! 
हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों 
के साथ न हो ।43। 

उसने उत्तर दिया, मैं शीघ्र ही एक पहाड़ 
पर आश्रय (ढूँढ) लूँगा जो मुझे पानी से 
बचा लेगा । उसने कहा, आज के दिन 
अल्लाह के निर्णय से कोई बचाने वाला 
नहीं, परन्तु जिस पर वह कृपा करे 
(केवल वही बचेगा) । अतः उनके बीच 


ANAT 5 » 5 


ON GIO) 


[८८ fs 27 


5 


~ 


4५.५ | ० ye fs | RODS >| G 
EES SiN 





ats 
Oy 


यहाँ प्रत्येक पशु का जोड़ा अभिप्रेत नहीं है । अन्यथा नौका तो पशुओं के लिए ही अपर्याप्त थी । 


यहाँ तात्पर्य यह है कि मनुष्य के लिए जो आवश्यक पशु हैं उनके जोड़ों में से दो-दो को साथ ले लो। 


सूरः 7, हृद 


एक लहर आ गई और वह डूबोये जाने 
वालों में से बन गया ।44। 

और कहा गया कि हे धरती ! अपना 
पानी निगल जा । और हे आकाश ! थम 
जा । और पानी सुखा दिया गया और 
निर्णय पूरा कर दिया गया । और वह 
(नौका) जूदी (पहाड़) पर ठहर गई । 


और कहा गया कि अत्याचारी लोगों का 


सर्वनाश हो ।45। 

और नूह ने अपने रब्ब को पुकारा और 
कहा, हे मेरे रब्ब ! निश्चित रूप से मेरा 
पुत्र भी मेरे परिवार में से है । और तेरा 
वादा अवश्य सच्चा है । और तू निर्णय 
करने वालों में से सर्वोत्कृष्ट है ।46। 
उसने कहा, हे नूह ! वह तेरे परिवार 
में से कदापि नहीं । वह तो सिर से 
पैर तक असत्‌ कर्म (करने वाला) था। 
अतः मुझ से वह न माँग जिसकी तुझे 
कोई जानकारी नहीं । मैं तुझे उपदेश 
देता हैँ ऐसा न हो कि तू आज्ञानों में से 
हो जाये ।47। 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! निश्चित रूप 
से मैं इस बात से तेरी शरण-याचना 
करता हूँ कि तुझ से वह बात पूछूं जिस 
(के गुप्त रखने के कारण) का मुझे कोई 
ज्ञान नहीं । और यदि तूने मुझे क्षमा 
नहीं किया और मुझ पर दया नहीं की 
तो मैं हानि उठाने वालों में से हो 
जाऊँगा ।48। 

(तब) कहा गया, हे नूह ! तू हमारी ओर 
से शांति और उन बरकतों के साथ उतर 


e\ 


पारः 2 
७23 al (.5 OSS 


CGsSs sll 
CsA 


2 ZS 
+ 2 |! uk Cd 
2 कक ट्रक 9 


> ES) | Ke ) ९-० 9 
OEY sal) 


COPIES E F533 


Sills) aye 
OSI 
५ 0७0० 45 € EOE 


ATS CSN 


~ 


KS FA Se 73, bp? x 
SOMES Sie 
७८0७४ ८५ 


GEESE ISIE 
5०१८५१ ०5? क क 
Ig SEP NE Re 


०.5. 3s 2.0 Bil ८+ ie 


सूरः 7, हृद 


जो तुझ पर और उन जातियों पर भी हैं 
जो तेरे साथ (सवार) हैं । कुछ और 
जातियाँ (भी) हैं जिन्हें हम अवश्य लाभ 
पहुँचाएँगे । (परन्तु) फिर उन्हें हमारी 
ओर से पीड़ाजनक अज़ाब पहुँचेगा ।49। 

यह उन अदृश्य समाचारों में से है जिन्हें 
हम तेरी ओर वहइ कर रहे हैं । इससे पूर्व 


तू इसे नहीं जानता था और न तेरी जाति ६ 


(जानती थी) । अतः धैर्यं धारण कर । 
निश्चित रूप से मृत्तक्रियों का ही (शुभ 
अंत होता है ।50। (रुकू -ग-) 

और आद (जाति) की ओर उनके भाई 
हृद को (हमने भेजा) । उसने कहा, हे 
मेरी जाति ! अल्लाह की उपासना 
करो। उसके सिवा तुम्हारा कोई उपास्य 
नहीं और तुम तो केवल झूठ गढ़ने वाले 
हो ।5।। 

हे मेरी जाति ! इस (सेवा) के लिए मैं 
तुम से कोई प्रतिफल नहीं माँगता । मेरा 
प्रतिफल तो उस के सिवा किसी पर नहीं 
जिसने मुझे पैदा किया । अतः क्या तुम 
बुद्धि से काम नहीं लेते ? ।52। 

और हे मेरी जाति ! अपने रब्ब से क्षमा 
याचना करो फिर प्रायश्चित करते हुए 
उसी की ओर झुको । वह तुम पर निरंतर 
वृष्टिकर बादल भेजेगा और तुम्हारी 
शक्ति में और शक्ति वृद्धि करेगा । और 
तुम अपराध करते हुए पीठ फेर कर चले 
न जाओ ।53। 

उन्होंने कहा, हे हृद ! तू हमारे पास कोई 
स्पष्ट प्रमाण नहीं लाया है और हम 


| || पारः 2 


FEROS PERKS 


iD] पे ~ 
SRN 
~ 


iil 52 CS 


7 कार PID] 


RCD 38 Ys a] | (६००४ ७5७. 


iss 5 


b ss 


lle [2 
Gi Cs Ge VCs 

O05 YET 
REISE Sg 
IES emer IIE Oe 


5 5 5% >= : 59 


RUS 


4) | | 92 9 ye) 


Oe Na |» 5 ४३ 


peloton 


pie 


R22) 


> १९२ 


सूरः 7, हृद 


केवल तेरे कहने पर अपने उपास्यों को 
छोड़ने वाले नहीं और हम तुझ पर कदापि 
ईमान लाने वाले नहीं हो सकते ।54। 

हम तो इसके सिवा कुछ नहीं कहते कि 
तुझ पर हमारे उपास्यों में से किसी ने कोई 
दुष्प्रभाव डाल दिया है । उसने कहा, 
निश्चित रूप से मैं अल्लाह को साक्षी 
ठहराता हूँ और तुम भी साक्षी रहो कि मैं 
उनसे विरक्त हूँ जिन्हें तुम (अल्लाह का) 
साझीदार ठहराते हो ।55। 

(अर्थात्‌) उसके सिवा । अतः तुम सब 
मिल कर मेरे विरुद्ध चालें चलो । फिर 
मुझे कोई छूट न दो ।56। 

निश्चित रूप से मैं अल्लाह पर ही 
भरोसा करता हूँ जो मेरा रब्ब है और 
तुम्हारा भी रब्ब है । चलने फिरने वाला 
कोई ऐसा जीवधारी नहीं (जिसे) वह 
उसके माथे के बालों से पकड़े हए न हो। 
निःसन्देह मेरा रब्ब सन्मार्ग पर 
(मिलता) है ।57। 

अतः यदि तुम फिर जाओ तो जिन 
बातों के साथ मैं तुम्हारी ओर भेजा 
गया था वह सब मैं तुम्हें पहुँचा चुका 
हूँ। और मेरा रब्ब तुम्हारे अतिरिक्त 
किसी और जाति को उत्तराधिकारी 
बना देगा और तुम उसे कोई हानि नहीं 
पहुँचा सकोगे । निःसन्देह मेरा रब्ब हर 
चीज़ का रक्षक है ।58। 

अतः जब हमारा निर्णय आ गया तो 
हमने हृद और उन लोगों को जो उसके 
साथ ईमान लाये थे अपनी कृपा से बचा 


{| पारः 2 


5% ~ <] 5% > i Ce | जय KE, 
GEIST SI 
Oy </ 

Goel | 2 27 5६.3 ६ 4 > ई £] 
ED] | 2) RE | >) Ss | | 


~~ Rd | 2 


24०5 RET 
ERE YS I 


Se, 


६६८५४ 
ई [aE ~ का + 522 i + 2 E! 
PE EE TEENS 
> pS 3 
003: 
b pe 54 z % Uk Ce 3% 
EERE EUG INE) 


सूरः 7, हृद [If पारः 2 


लिया और हमने उन्हें कठिन अज़ाब से HENS 
मुक्ति प्रदान की ।59। OS 

और ये हैं आद (जाति के लोग) । 2५८५3 23s Ses 
उन्होंने अपने रब्ब की आयतों का 

इनकार कर दिया और उसके रसूलों की ९2५५९2५5 5-2|| 9२459 ९-3 
अवज्ञा की और प्रत्येक घोर अत्याचारी 

(और) उदइण्डी की आज्ञा का अनुसरण 


करते रहे ।60। 
और इस लोक में भी और क़यामत के FCN , ५ C35 
दिन भी उनके पीछे ला'नत लगा दी ५ 


Fr 3,45 Z 2 NT Fe 
गई। सावधान ! निश्चित रूप से आद्‌ 2) |9 SE OY 2 


(जाति) ने अपने रब्ब का इनकार ; I 
र्‌ OEY" YEE 
किया। सावधान ! हृद की जाति आद : 29०7 52% |~ | 


का सर्वनाश हो ।6।। (रुकू -हे) 
और समूद (जाति) की ओर उनके भाई $ gdb 
सालेह को (भेजा) । उसने कहा हे मेरी | 

जाति ! अल्लाह की उपासना करो। _%% ०7%] ८.8 250 ८40 95 
उसके सिवा तुम्हारा कोई उपास्य नहीं । ESSENSE SERGE 
उसी ने धरती से तुम्हें विकसित किया १7०-११ ०४ ४ 08 
और तुम्हें उसमें बसाया । अतः उससे “| Inn) m pan dsl 
क्षमा याचना करते रहो, फिर प्रायश्चित Ee 
करते हुए उसी की ओर झुको । F550) 
निःसन्देह मेरा रब्ब समीप है (और 

दुआ) स्वीकार करने वाला है ।62। 

उन्होंने कहा, हे सालेह ! इससे पूर्व १:5|5 5 ८८३ ८< |; 
निश्चित रूप से तू हमारे बीच आशाओं हे FE ल _ 
का केन्द्र था । क्या तू हमें उसकी पूजा 6१५44 65८% २ | <०» 
करने से रोकता है जिसे हमारे पूर्वज पूजते 5:25 5455 5 ६ ES oe 
रहे। और जिस ओर तू हमें बुलाता है i EC) 3 
उसके बारे में निश्चित रूप से हम बेचैन 3 
कर देने वाली शंका में (पड़े) हैं ।63। प् 


€ 


सूरः 7, हृद 


उसने कहा, हे मेरी जाति ! मुझे बताओ 
तो सही कि यदि मैं अपने रब्ब की ओर 
से एक स्पष्ट तर्क पर स्थित हूँ और उसने 
मुझे अपनी ओर से कृपा प्रदान की हो, 
यदि मैं उसकी अवमानना करूँ तो कौन 
मुझे अल्लाह से बचाने में मेरी सहायता 
करेगा । अतः तुम तो मुझे घाटे के 
अतिरिक्त किसी और बात में नहीं 
बढ़ाओगे ।64। 

और हे मेरी जाति ! अल्लाह के 
(रास्ते में समर्पित) यह ऊँटनी तुम्हारे 
लिए एक चिह्न है । अत: इसे (अपने 
हाल पर) छोड़ दो कि यह अल्लाह 
की धरती में चरती फिरे और इसे 
कोई कष्ट न पहुँचाओ । अन्यथा एक 
शीघ्र पहुँचने वाला अज़ाब तुम्हें पकड़ 
लेगा ।65। 

फिर (भी) उन्होंने उस की कूंचें काट दीं 
तो उसने कहा, अपने घर में बस तीन 
दिन तक अस्थायी लाभ उठा लो । यह 
एक वादा है जिसे झुठलाया जा नहीं 
सकता ।66। 

अतः जब हमारा निर्णय आ गया तो 
हमने सालेह को और उन लोगों को जो 
उसके साथ ईमान लाये थे, अपनी कृपा 
के साथ मुक्ति प्रदान की और उस दिन 
के अपमान से बचा लिया । निःसन्देह 
तेरा रब्ब ही स्थायी शक्तिशाली (और) 
पूर्ण प्रभुत्व वाला है ।67। 

और जिन्होंने अत्याचार किया उन्हें एक 
तेज़ धमाकेदार आवाज़ ने आ पकड़ा । 


|| | पारः ।2 
A EES SEIS 
Grays 453. 45 ५: ५5 Ei 
(७342 ० ५०७ aS 
(& SAREE हे 725 
Epc EONS (४5 


Fo FIZ % 


a | F रे 487 J Ef (६ 52 ६०2 


Osis 


] 


CR 


SL 
७5६ Els 


22 


PD 


~ 
+ (हा: 


9 


IY 


EVES SIE 


72 7 


Ao >) 2A 


|| 


| >>. 


~ कक आल 


~ 2 


EEE AUG AEE 


सूरः , हृद 


अतः वे अपने घरों में घुटनों के बल पड़े 
रह गये ।68। 

मानों वे उनमें कभी बसे न थे 
सावधान! समूद ने अपने रब्ब का 
इनकार किया । सावधान ! समूद का 
सर्वनाश हो ।69। (रुकू -£-) 

और नि:सन्देह इब्राहीम के निकट हमारे 
दूत सु-समाचार लेकर आये । उन्होंने 
सलाम कहा । उसने भी सलाम कहा 
और अविलंब उनके पास एक भूना हुआ 
बछड़ा ले आया ।70। 

फिर जब उसने देखा कि उनके हाथ उस 
(भोजन) की ओर नहीं बढ़ रहे तो उसने 
उन्हें अजनबी समझा और उन से भय का 
आभास किया । उन्होंने कहा, भय न 
कर निश्चित रूप से हमें लूत की जाति 
की ओर भेजा गया है ।7।। 

और उसकी पत्नी (पास ही) खड़ी थी । 
अत: वह हँसी तो हमने उसे इसहाक़ का 
सु-समाचार दिया और इसहाक के 
पश्चात्‌ याकूब का भी ।72। 

उसने कहा, हाय मेरा दुर्भाग्य, क्या मैं 
बच्चा जनूँगी !! जबकि मैं एक बुढ़िया 
हूँ और यह मेरा पति बूढ़ा है 
निश्चित रूप से यह तो बड़ी विचित्र 
बात है ।73। 

उन्होंने कहा, क्या तू अल्लाह के निर्णय 
पर आश्चर्य व्यक्त करती है ? हे घर 
वालो ! तुम पर अल्लाह की कृपा और 
उसकी बरकतें हों । निःसन्देह वह 
प्रशंसनीय और गौरवशाली है ।74। 


ASS 


BEF reg sn SESE 
Ske ELIS 


| pd 
5 RE i 2 & । ~ EE 
080 0 EEE 


(७ iss <.६...58 कर iE | 


8०५०८ हि | ¢ EEE Ee 


CRSP BS ROSE 


| Cans sos 


सूरः 7, हृद 


फिर जब इब्राहीम से भय दूर हुआ और 
उसके पास सु-समाचार आ गया तो वह 
हमसे लूत की जाति के संबंध में बहस 
करने लगा ।75। 

नि:सन्देह इब्राहीम बड़ा ही सहनशील, 
कोमल हृदयी (और हमारे समक्ष) झुकने 
वाला था ।76। 

हे इब्राहीम ! इस (बात) से पीछे हट 
जा। निश्चित रूप से तेरे रब्ब का निर्णय 
हो चुका है और उन पर एक न टाला 
जाने वाला अज़ाब अवश्य आयेगा ।77। 


और जब हमारे दूत लूत के निकट पहुँचे 
तो वह उनके कारण अप्रसन्न हुआ और 
उनके कारण बहुत उदास हुआ और 
कहा, यह बड़ा कठिन दिन है ।78। 


और उसकी जाति उसकी ओर दौड़ी चली 
आई । जबकि इससे पूर्व भी वे कु-कर्म 
किया करते थे । उसने कहा, हे मेरी 
जाति! ये मेरी पुत्रियाँ हैं ये तुम्हारे निकट 
भी बहुत पवित्र हैं | अतः अल्लाह का 
तक़वा धारण करो और मुझे मेरे अतिथियों 
के बीच अपमानित न करो । क्या तुम में 
एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं ? ।79। 

उन्होंने (बात को मरोड़ते हुए) उत्तर 
दिया : तू तो भली-भाँति जानता है कि 
तेरी पुत्रियां के विषय में हमारा कोई 
अधिकार नहीं और निश्चित रूप से तू उसे 
भी जानता है जो हम चाहते हैं ।80। 


(| पारः 2 


६१> — ~ > | ६.9 ३ (५ 


CIEE SEN ६८ 


~ 


se sels sale i 
७255-५६ ८-४ 

ABE EN Ee SEES 

IHS BS Eg २5८०५ 

5 ~+ |< द 

O29 AOE A290 3 


2 


Pe TE (५ ~ rien i ie 
PRUE DHS 
OH (4० 0 23 ० 3S 


E ~ 2 DWE | ६४. (eT KIB ~ 435) हर |) \§ 
GEGEN HE 


Dd 


“2 >> ४:20 $ 


ह 





१ आयत संख्या 78-80 : कई भाष्यकारों का यह कहना है कि हज़रत लूत अलै. ने अपनी जाति के+ 


सूरः ], हृद | | | पारः 2 


उसने कहा, काश ! तुम्हारा साना ६), ५५, [६55 ट, ८] 635 
मेँ मैं | 99 3] ० 9 »०० GSH 
करने की मुझ में शक्ति होती अथवा मैं र न 


किसी सशक्त सहारे का आश्रय ले ७222-०2 
पाता ।8।। 

उन्होंने कहा, हे लूत ! निश्चित रूप से | le eb US ksi, PIE 
हम तेरे रब्ब के भेजे हुए हैं । ये लोग 

कदापि तुझ तक पहुँच नहीं सकेंगे । ०४ ८5 ६४१ 8 ~ 6) 
अतः रात्रि के एक भाग में अपने परिवार > say) Tiny 

समेत घर से निकल जा और तुम में से | ह 
कोई मुड़ कर न देखे । परन्तु तेरी पत्ती, ५2) 2&2] ७ rs *- 


नि; उस पर वही विपत्ति आयेगी 2 5 ER, Es 53 5 ०5 
सन्देह उस पर वही आयेगी | al SBS 

जो उन पर आने वाली है । उन का 

प्रतिश्रुत समय प्रातः काल है । क्या Oy) 


प्रातः काल निकट नहीं है ? ।82। 


अतः जब हमारा निर्णय आ गया तो WEEE Css 
हमने उस (बस्ती) को उलट-पुलट कर ; 


दिया और उस पर हमने परत दर पत ५5” 53 ८६४८ Cals 
सूखी मिट्टी से बने पत्थरों की बारिश &,; 
बरसा दी ।83। 

जो तेरे रब्ब के निकट चिह्नित किये हुए £ aes IETS 
थे । और यह (बर्ताव) अत्याचारियों से F है k र a 
दूर नहीं ।84। (रुकू -#-) 


और मदयन (जाति) की ओर उनके „»?:! sent calle is 
भाई शुऐब को (हमने भेजा) उसने [- i ST ७०४58 


कहा, हे मेरी जाति ! अल्लाह की Al 8 26 Gals 


उपासना करो। उसके सिवा तुम्हारा 





«समक्ष अपनी पुत्रियों को पेश किया था, यह ठीक नहीं है । (ऐसी सोच से अल्लाह बचाये) 
वास्तविकता यह है कि हज़रत लूत अलै. का इनकार करने के पश्चात उनकी जाति यह सोचती थी 
कि संभवतः अब यह बाहर से लोग बुला कर हमारे विरुद्ध कोई षड्यन्त्र रच रहा है | इसलिए हज़रत 
लूत अलै. ने अपनी जाति को शर्म दिलाई कि मेरी पुत्रियाँ तुम्हारे घरों में ब्याही हुई हैं । ऐसे में 
तुम्हारा अनिष्ट चाहते हुए मैं तुम्हारे विरुद्ध कैसे कोई षडयन्त्र रच सकता हूँ ? 


सूरः , हृद 


कोई उपास्य नहीं और नाप-तौल में 
कमी न किया करो । निश्चित रूप से 
मैं तुम्हें धनवान देखता हूँ और मैं तुम 
पर एक घेराव कर लेने वाले दिन के 
अज़ाब से डरता हूँ ।85। 

और हे मेरी जाति ! नाप और तौल को 
न्यायपूर्वक पूरा किया करो और लोगों 
को उनकी चीज़ें कम करके न दिया करो 
और उपद्रवी बनकर धरती में अशांति न 
फैलाओ ।86। 

यदि तुम (सच्चे) मोमिन हो तो अल्लाह 
की ओर से (व्यापार में) जो कुछ बचता 
है वही तुम्हारे लिए उत्तम है । और मैं 
तुम पर निरीक्षक नहीं हूँ ।87। 

उन्होंने कहा, हे शुऐब ! क्या तेरी नमाज़ 
तुझे आदेश देती है कि हम उसे छोड़ दें 
जिस की हमारे पूर्वज उपासना किया 
करते थे । अथवा हम अपनी इच्छानुसार 
अपनी धन-सम्पत्तियों का (उपयोग न) 
करें । निश्चित रूप से तू अवश्य बड़ा 
सहनशील (और) बुद्धिमान (बना 
फिरता) है ।88। 

उसने कहा, हे मेरी जाति ! मुझे बताओ 
तो सही कि यदि मैं अपने रब्ब की ओर 
से एक स्पष्ट युक्ति पर हूँ और वह मुझे 
अपनी ओर से पवित्र जीविका प्रदान 
करता है (क्या फिर भी मैं वही करूं जो 
तुम चाहते हो ?) जबकि मैं नहीं 
चाहता जिन बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ, 
स्वयं मैं उसे करने लग जाऊँ । मैं तो 
केवल सामर्थ्यानुसार सुधार करना 


Nels 5 


ge) 


ORL 2: ७। GIS YS 


Lt | Pov कर Ys ee) || 


9 ००८ 


(9 25355 2,7 FA 3! s\Z & | 84 7 6 42° fu 
८ |> 2.3.) > ठ i ~ 
LNA No + 9 (0 92 


SEA EES sl IHG 


RRS YBNI ७६ es E> Br 
& | 3] 63 Gs) 
pl DEE 2 Tz 
FOES | SBCs 
oy 


: SSO) IEP 9० 5 
Ls «७; 4५८५5 5:55 55 
ASSESSES Io 
G EHY IL Dl कु 


सूरः 7, हृद 


चाहता हूँ । और अल्लाह के समर्थन के 
सिवा मुझे कोई सहायता प्राप्त नहीं । 
उसी पर मैं भरोसा करता हूँ और उसी 
की ओर झुकता हूँ ।89। 

और हे मेरी जाति ! मेरी शत्रुता तुम्हें 
कदापि ऐसी बात पर आमादा न करे 
कि तुम पर भी वैसी विपत्ति आ जाये, 
जैसी नूह की जाति और हूद की जाति 
तथा सालेह की जाति पर आई थी । 
और लूत की जाति भी तुम से कुछ दूर 
नहीं ।90| 

और अपने रब्ब से क्षमायाचना करो । 
फिर प्रायश्चित करते हुए उसी की ओर 
झुको । निःसन्देह मेरा रब्ब बार-बार 
दया करने वाला (और) बहुत प्रेम करने 
वाला है ।9।। 

उन्होंने कहा, हे शुऐब ! तू जो कहता है 
उसमें से बहुत सा हम समझ नहीं 
सकते। जबकि तुझे हम अपने बीच 
बहुत दुर्बल देखते हैं और यदि तेरा 
समुदाय न होता तो हम तुझे अवश्य 
संगसार कर देते और हमारे सामने तू 
कोई प्रभुत्व नहीं रखता ।92। 

उसने कहा, हे मेरी जाति ! क्या मेरा 
समुदाय तुम्हारे निकट अल्लाह से अधिक 
शक्तिशाली है और तुम ने उसे एक 
महत्वहीन वस्तु समझ कर पीठ पीछे 
फेंक रखा है । जो तुम करते हो 
निःसन्देह मेरा रब्ब उसे घेरे हुए है ।93। 
और हे मेरी जाति ! तुम अपने स्थान पर 
जो कर सकते हो करते रहो । निश्चित 


{| पारः 2 


ofdelEu] 3465 aE 


~ ~ 


PE इ ~ (६5 5A ६० 57 lz 
_) 2042 ०-५७ २० > (9०३ 
36 >##<-.० | bs 2) 
2569 0-०5 32925 


~ 


RS अनई 


5 + का RI ७ #* 

७) ND HS »२० १ als 
03338 2585 

Csi : 2 2 IE 

Ee ६5“ Eb Ess 


रे | : 


2) 


Se ६8 ४0540 
UL bss \59 29 oul 9 ग 
2 FRE 


5 | ७ |%-०८। 922 


सूरः 7, हृद 


रूप से मैं भी करता रहूँगा । तुम शीघ्र ही 
जान लोगे कि किसे वह अज़ाब आ 
पकड़ेगा जो उसे अपमानित कर देगा और 
(तुम जान लोगे कि) कौन है वह जो 
झूठा है । और दृष्टि रखो, मैं भी अवश्य 
तुम्हारे साथ दृष्टि रखने वाला हूँ ।94। 
और जब हमारा निर्णय आ गया तो 
हमने शुऐब को और उन लोगों को जो 
उसके साथ ईमान लाये थे अपनी कृपा से 
मुक्ति प्रदान की । और जिन लोगों ने 
अत्याचार किया था उन्हें एक धमाकेदार 
अज़ाब ने पकड़ लिया । अतः वे अपने 
घरों में घुटनों के बल पड़े रह गये ।95। 
मानों वे उनमें कभी बसे ही न थे । 
सावधान ! जिस प्रकार समूद की जाति 
विनष्ट हुई, उसी प्रकार मद्यन का भी 
सर्वनाश हो ।96। (रुकू -§-) 

और निश्चित रूप से हमने मूसा को 
अपने चिह्णां और एक सुस्पष्ट प्रमाण के 
साथ भेजा ।97। 

फ़िरऔन और उसके मुखियाओं की 
ओर। तो उन्होंने फ़िरऔन के आदेश का 
अनुसरण किया, जबकि फ़िरऔन का 
आदेश उचित न था ।98। 

क़यामत के दिन वह अपनी जाति के 
आगे आगे चलेगा और उन्हें आग के 
घाट पर ला उतारेगा और जिस घाट पर 
ले जाया जाता है (वह) बहुत ही बुरा 
है ।99। 

और इस (लोक) में भी और कयामत 
के दिन भी उनके पीछे लानत लगा दी 


{|} 


20+ \ 


पारः 2 
aL fu ~® 2 CE 
L F + (<> ~ 3 Az > +१५ दर न श्र 
DIS Rs yD 
SSE er 


4, (६:८5 


Ee [5४ wee ZZ 5 ~” 2! 
st > >> A | | 


ES 


ESSE | |b 


ह | ~hlZ 22 7+ 3 5 pa 54 aT 
ESN sl Ho 


A & TD 5 EN We ~ 
& ©3935 St) SS 
x 

i | > A ह॥8 > 2) ° 
(४००५८ [a | “a SE | | 9 


® Css ॐ ७9 
OU 
7 ~ 


Ji ESN] 


AZ, 2“ 2 + 


9225 2 ०%४ al ५3३ 05573 


E] 
~ 2% ARR” 


5 E 24 (१२ A 99 pA) 


CEESTAIESP NEE] 


~ Zz 


(१2 9 २००० 02.» 3 


22 & 
Dd 


A > 
ERE] 


सूरः , हृद 


गई । क्या ही बुरा अनुदान है जो दिया 
गया ।।00| 

यह उन बस्तियों के समाचारों में से 
(एक समाचार) है जिस का वृत्तान्त हम 
तेरे समक्ष वर्णन करते हैं । उनमें से कई 
(अब तक) विद्यमान हैं और कई 
मलियामेट हो चुकी हैं ।।0!। 

और हमने उनपर अत्याचार नहीं किया 
बल्कि उन्होंने स्वयं अपनी जानों पर 
अत्याचार किया । अतः जब तेरे रब्ब 
का निर्णय आ गया तो उनके वे 
उपास्य उनके कुछ भी काम न आ 
सके जिनको वे अल्लाह के सिवा 
पुकारा करते थे और उन्होंने उन्हें 
तबाही के सिवा किसी और चीज़ में 
नहीं बढ़ाया ।।02। 

और तेरा रब्ब बस्तियों की तभी पकड़ 
करता है जब वे अत्याचारी होती हैं । 
उसकी पकड़ इसी प्रकार होती है । 
निःसन्देह उसकी पकड़ बड़ी कष्टदायक 
(और) बहुत कठोर है ।।03। 

जो व्यक्ति परकालीन अज़ाब से डरता 
हो निश्चित रूप से उसके लिए इस बात 
में एक वृहत चिह है । यह वह दिन है 
जिसके लिए लोगों को इकट्ठा किया 
जाएगा । और यह वह दिन है जिसकी 
गवाही दी गई है ।।04। 

और हम उसे एक गिने हुए निश्चित 
समय तक ही पीछे डालेंगे ।।05। 

जिस दिन वह आ जाएगा तो कोई भी 
जान उसकी आज्ञा के बिना बात न कर 


(|| पारः 2 


OB NN (४, 


~ (६ 


हिल, le lye 505 


FY 


(9 5 ~~ 


RWS 2TZ 


3\ 


R27 


>> | | 3०.५ 925) Fess > 
god 87058 steel Us 
| ig Biya) 332 


OSE sss 


Z दर (५ Ee ~५६ ~ | 3} eG 
DiS irs AY; 36) 
kd YF (rf 27 


2 | Z 
025 2 50 


$ sy Y | 9 >> L i 


८ 


EHUD RAPS CT 


सूरः , हृद 


सकेगी । अतः उनमें से भाग्यहीन भी हैं 
और भाग्यशाली भी हैं ।।06। 

अतः वे लोग जो भाग्यहीन हुए तो वे 
आग में होंगे । उसमें उनके लिए 
चिल्लाना और चीख़ना है ।।07। 

जब तक आकाश और धरती शेष हैं वे 
उसमें रहने वाले हैं, सिवाए इसके जो 
तेरा रब्ब चाहे । निःसन्देह तेरा रब्ब 
जिस की इच्छा करता उसे अवश्य करके 
रहता है ।।08। 

और वे लोग जो भाग्यशाली बनाये गये 
तो वे स्वर्ग में होंगे जब तक कि 
आकाश और धरती शेष हैं । वे उसमें 
रहने वाले हैं सिवाए इसके जो तेरा रब्ब 
चाहे । यह एक अखण्ड प्रतिफल स्वरूप 
होगा ।09|” 

अतः ये लोग जिस (असत्य) की 
उपासना करते हैं तू उसके संबंध में 
किसी शंका में न पड़ । ये केवल उसी 
प्रकार उपासना करते हैं जैसे पहले से 
उनके पूर्वज करते रहे हैं और निश्चित 
रूप से हम उन्हें उनका भाग कम किये 
बिना पूरा -पूरा देंगे ।0। (रुकू -त) 
और निःसन्देह हमने मूसा को भी 
पुस्तक दी थी तो उसमें भी मतभेद 
किया गया । और यदि तेरे रब्ब की ओर 


> | se) ~ ०5|22 5] 
CANAAN glia 
YIN ose as ८ ६७ 


पारः ।2 

® Fs 7 ५ 6. 4 ०2१ ह 

DRS Rp 

Ug as | | b E 


GH 


+2 ~~ We Cs 8५ 
GEYER SH NE 


रद 


EMESIS 


> 3 हर RRS” छः 6: Y | AZ, करी RI” | 


b ks < 


SS 55 ४9० ४) 3 LD 


2 १५८५०% 


Ks |. 6 


220 i EC 2 7223 i) 
०3 ७ ५ (५४५११ कक | 9 





२६. आयत संख्या 08-09 : देखने में इन दोनों आयतों से यह शंका उत्पन्न होती है कि स्वर्ग की भाँति 
नरक भी चिरस्थायी है । परन्तु नरक के बारे में वर्णन करने वाली आयत में इल्ला मा शाअ रब्बु क 
(सिवाए इसके जो तेरा रब्ब चाहे) कह कर बात समाप्त कर दी गई है । जबकि स्वर्ग वाली आयत 
(सं. ।09) में इसके अतिरिक्त अता अन्‌ गै र मजज़ूज़ भी कह दिया गया । अर्थात वह एक ऐसा 
वरदान है जो कभी खण्डित नहीं होगा । इसी प्रकार अरबी में ख़ुलूद शब्द लम्बे समय के लिए कहा 
जाता है । अतः यहाँ चिरस्थायी रूप से रहने का अर्थ करना ज़रूरी नहीं । 


सूरः , हृद 


से पहले से ही एक आदेश जारी न हो 
चुका होता तो अवश्य उनके बीच 
निर्णय कर दिया जाता । और वे अवश्य 
उसके संबंध में एक बेचैन कर देने वाली 
शंका में पड़े हैं ।।।]। 

और निःसन्देह तेरा रब्ब उन सब को 
उनके कर्मों का अवश्य पूरा-पूरा 
प्रतिफल देगा । जो वे करते हैं निश्चित 
रूप से वह उससे सर्वदा अवगत रहता 
है ।।।2| 

अतः जैसे तुझे आदेश दिया जाता है 
(उस पर) दृढ़ता पूर्वक कायम हो जा । 
और वे भी (क़ायम हो जायें) जिन्होंने 
तेरे साथ प्रायश्चित किया है । और 
सीमा का उल्लंघन न करो । निःसन्देह 
जो तुम करते हो वह उस पर गहन दृष्टि 
रखने वाला है ।]3। 

और उन लोगों की ओर न झुको 
जिन्होंने अत्याचार किया अन्यथा तुम्हें 
भी आग आ पकड़ेगी और अल्लाह को 
छोड़कर तुम्हारे कोई संरक्षक नहीं होंगे। 
फिर तुम्हें कोई सहायता नहीं दी 
जायेगी ।74। 

और दिन के दोनों छोर पर और रात के 
कुछ भागों में भी नमाज़ को क़ायम कर। 
निःसन्देह नेकियाँ बुराइयों को दूर कर 
देती हैं । उपदेश करने वालों के लिए यह 
एक बहुत बड़ा उपदेश है ।।।5। 

और धैर्य धारण कर । अतः अल्लाह 
उपकार करने वालों का प्रतिफल कदापि 
नष्ट नहीं करता ।।।6| 


(०2८४ 3८, Ir न (० अ 


5 AAI Co 850 क) 3 ७ Lo 3 LED 
Oi AIA) se 


HEY 


पारः 2 


35 


Z 
Ex. 


SENSES SYS 


~ 


Sas Uy Se iE 2६:०४ 


5) है 6 ven 72% हद i, | | Fs ठ ॥ ०% Ys 


कर Td 


SPOR SHY 
£ sly 40॥0) 332,.8 »5/०४ Ele 


~ oS 7 ड 3 RH ol {7 
(१५७०० 5222 | 3 5 9a >-3 | 
KN S ees NS] 


Cs ~, | | 
ORS ss 
| ed i 5 9० 
40 Db 2-०5 

OS उ 


सूरः 7, हृद 


अतः तुम से पूर्व युगों में क्यों न कुछ ऐसे 
बुद्धिमान व्यक्ति हुए जो धरती में उपद्रव 
को रोकते । परन्तु उन कुछ एक का 
मामला अलग है जिनको उनमें से हमने 
मुक्ति प्रदान की । और जिन लोगों ने 
अत्याचार किया, उन्होंने उसका 
अनुसरण किया जिसके कारण वे (पहले 
लोग) विद्रोही ठहराये गये । और वे 
अपराधी (लोग) थे ।।।7। 

और तेरा रब्ब ऐसा नहीं कि बस्तियों 
को अत्याचारपूर्वक तबाह कर दे 
जबकि उनके निवासी सुधार-कार्य कर 
रहे हों ।]8| 

और यदि तेरा रब्ब चाहता तो लोगों को 
एक ही समुदाय बना देता । परन्तु वे 
सदैव मतभेद करते रहेंगे ।।।9। 

सिवाए उसके जिस पर तेरा रब्ब कृपा 
करे और इसी उद्देश्य से उसने उन्हें पैदा 
किया था । और तेरे रब्ब की यह बात 
भी पूरी हुई कि मैं नरक को जिन्नों 
और जन-साधारण सब से अवश्य भर 
दूँगा ।।20| 

और नबियों के समाचारों में से वह सब 
जो हम तेरे समक्ष वर्णन करते हैं वह है 
जिस के द्वारा हम तेरे दिल को दृढ़ता 
प्रदान करते हैं । और उन (समाचारों) 
में तेरे पास सत्य आ चुका है और (वह) 
उपदेश की बात भी और मोमिनों के 
लिए एक बड़ी सीख भी है ।।2। 

और जो ईमान नहीं लाते तू उनसे कह दे 
कि अपने स्थान पर तुम जो कर सकते 


(|| पारः 2 


Cd 


है 


93 5052.205 20॥ 20४ YH 
Yossi ५० Ose 


2८8 x 


2 a Cap eed ir NA fo 
CRESS seb 
द EE न 5२ {> दा 7. Pe 4 ९4 
|> 3.9) 42 | 95 | b last 


Oe के 
O22? 


24७०४ NEBL GS 


~ bas > ६ क 
OO bas | 
TUR RES ERE 
Ne he ट > 
है| ड Z 9 ¢ 5 


का ८६ od 
: 


र > ERE ई 2% 
G > Ie, ४७७४३ 
9 he द | ८ Ce 
23०3 5४५5 ENB 
~ ~ 


2 


42+ 9] NS EI CEE a ZZ ४2% 
७०७४-०५ १०१५ 29 Aa 90 १ (३०४ 


Jal is GS 


सूरः ], हृद ||| पारः 2 


हो करते रहो । निश्चित रूप से हम भी 4 ८ Dee | ।§।ॐ EE 
ह OO | 356 

कुछ करने वाले हैं ।।22| है ट 

और प्रतीक्षा करो । निश्चित रूप से हम OBA Nis 


भी प्रतीक्षा करने वाले हैं ।।23। 

और आकाशों और धरती का अदृश्य 45] 5 UPIY CDs ios 3 
(तत्त्व) अल्लाह ही का है और उसी की ,, ५ 

और सारे का सारा मामला लौटाया ५५> %१०*७ 48 = 
जाता है । अत: उसकी उपासना कर ७7८ sf A 
और उस पर भरोसा कर । और जो तुम SR i 2 
लोग करते हो, तेरा रब्ब उससे अनजान 

नहीं है ।24| (रुकू 0) 


।2- सूरः यूसुफ़ 


यह मक्की सूरः है और निस्मिल्लाह सहित इसकी ।।2 आयते हैं । 

इस सूरः का आरंभ भी अलिफ़ लाम रा खण्डाक्षरों से हो रहा है और वही अर्थ 
देता है जो पहले वर्णन किये जा चुके हैं । 

इसके तुरंत बाद समस्त वृत्तान्तों (क़सस) में से उस सर्वोत्तम वृत्तान्त का उल्लेख 
हुआ है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हार्दिक प्रसन्नता का कारण 
बनने वाला था, जो सूर: हद में वर्णित घटनाओं से पहुँचे मानसिक आघात का 
सर्वोत्कृष्ट उपचार है । यहाँ पर क़सस का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । क़सस से 
अभिप्राय साधारण कथा-कहानी नहीं बल्कि अतीत की वे घटनायें हैं जो खोज लगाने पर 
ज्यों की त्यों सटीक सिद्ध होती हैं । 

इस सूरः का आरंभ हज़रत यूसुफ़ अलै. के एक स्वप्न के वर्णन के साथ 
किया गया है जिसमें उनके साथ घटने वाली समस्त घटनाओं का वर्णन है, 
जिसकी हज़रत याकूब अलै. ने यह व्याख्या की, कि हज़रत यूसुफ़ अलै. को उनके 
भाइयों से भारी क्षति पहुँचने का ख़तरा है । इसलिए उन्होंने यह उपदेश दिया कि 
यह स्वप्न अपने भाइयों को बताना नहीं । 

हज़रत यूसुफ़ अलै. को स्वप्न-फल का जो ज्ञान दिया गया था, यह पूरी 
सूरः उससे संबद्ध है । उदाहरणार्थ उनके साथ जो दो बन्दी थे, उन दोनों के स्वप्न 
की हज़रत यूसुफ़ अलै. ने ऐसी व्याख्या की जो ज्यों की त्यों पूरी हुई और इसी के 
फलस्वरूप वह व्यक्ति राजा के उस स्वप्न की व्याख्या हज़रत यूसुफ़ अलै. से 
करवाने का माध्यम बन गया, जिसकी राजकीय विद्वानों ने मात्र निजी विचार के 
आधार पर व्याख्या की थी । हज़रत यूसुफ़ अलै. की व्याख्या ही के परिणाम 
स्वरूप वह महान घटना घटी कि मिस्र और उसके आस-पास के वे दरिद्र लोग जो 
भुखमरी के कारण अवश्य मर जाते, इस प्रकोप से बचाये गये और निरंतर सात 
वर्ष तक उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया । हज़रत यूसुफ़ अलै. स्वयं इस 
व्यवस्था के निरीक्षक बनाये गये और इसी कारण अंततोगत्वा उनके माता-पिता 
और भाइयों को उनकी शरण में आना पड़ा और उनके लिए वे अल्लाह के समक्ष 
सजदः में गिर गये । 

इतिहास को ये ऐसी घटनाएँ हैं जिन का हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार भी ज्ञान नहीं हो सकता था । इसलिए इस 
सूरः में कहा गया कि जब ये सब घट रहा था तब तू उन लोगों में मौजूद नहीं था । 


|!| 


यह केवल सर्वज्ञ और सर्व अवगत अल्लाह ही है जो तुझे इन घटनाओं की 
वास्तविकता बता रहा है । 

इस सूरः का अंत इस आयत से किया गया है कि इन घटनाओं का वर्णन ऐसा 
नहीँ जैसे कथा-कहानियाँ वर्णन की जाती हैं, बल्कि बुद्धिमानों के लिए इन घटनाओं में 
बहुत सी शिक्षाएँ हैं । निःसन्देह सूरः यूसुफ़ अनगिनत शिक्षाओं की ओर ध्यानाकृष्ट 
करा रही है । 


है 20762 





/ ) 2.५५ ie 5) 








CEE द 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।! 
अनल्लाहु अरा : मैं अल्लाह हूँ । मैं 
देखता हूँ । ये एक सुस्पष्ट पुस्तक की 
आयते हैं ।2। 

निःसन्देह हमने इसे अरबी कुरआन के 
रूप में अवतरित किया ताकि तुम 
समझो ।3। 

हमने जो यह कुरआन तुझ पर वहइ 
किया इसके द्वारा हम तेरे समक्ष 
प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्यों में से 
सर्वोत्तम (तथ्य का) वर्णन करते हैं । 
जबकि इससे पूर्व (इस के बारे में) तू 
अनजान (लोगों) में से था ।4। 

(याद करो) जब यूसुफ़ ने अपने पिता 
से कहा, हे मेरे पिता ! निश्चित रूप 
से मैं ने (स्वप्न में) ग्यारह नक्षत्र तथा 
सूर्य और चन्द्रमा को देखा है । (और) 
मैं ने उन्हें अपने लिए सजदः करते हुए 
देखा ।5। 

उसने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र ! अपना 
स्वप्न अपने भाइयों के समक्ष वर्णन नहीं 
करना । अन्यथा वे तेरे विरुद्ध कोई चाल 
चलेंगे । निःसन्देह शैतान मनुष्य का 
खुला खुला शत्रु है ।6। 

और इसी प्रकार तेरा रब्ब तुझे (अपने 
लिए) चुन लेगा और तुझे मामलों की 





EEE EEE EEE 


Fe NCS »-३ 


Solas |! 


(2, 948 :» 57% 5# a5 


~ 
w 


) 


> 
(32 


ड 


2s 


MN SNES 3 
CONN SL 


5 ARDS 


© 6 ८3२ छ आकर (2 SE 


42 द 5 
ses ६ ॥ है ४ है (EO 

OR IE Yh 

Ess 


सूरः 2, यूसुफ़ 


तह तक पहुँचने की विद्या सिखा देगा । 
और तुझ पर तथा याकूब की संतान पर 
अपनी नेमत पूरी करेगा । जैसा कि उसने 
उसे तेरे पूर्वज इब्राहीम और इसहाक़ पर 
इस से पहले पूरा किया था । निःसन्देह 
तेरा रब्ब स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) परम विवेकशील है ।7। 

(रुकू न ) 
निश्चित रूप से यूसुफ़ और उसके 
भाइयों (की घटना) में जिज्ञासुओं के 
लिए कई चिल्ल हैं ।8। 

(याद करो) जब उन्होंने कहा कि 
निःसन्देह यूसुफ़ और उसका भाई हमारे 
पिता को हम से अधिक प्रिय हैं जबकि 
हम एक सशक्त टोली हैं । निश्चित 
रूप से हमारे पिता एक स्पष्ट भूल में 
पड़े हैं ।9। 

यूसुफ़ की हत्या कर डालो अथवा उसे 
किसी स्थान पर फेंक आओ तो तुम्हारे 
पिता का ध्यान केवल तुम्हारी ओर हो 
जाएगा । और तुम इसके बाद नेक लोग 
बन जाना ।।0। 

उन में से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ़ 
की हत्या न करो बल्कि उसे किसी अंधे 
कुएँ की तह में फेंक दो जो चरागाह के 
निकट स्थित हो । उसे कोई यात्रीदल 
उठा ले जायेगा । यदि तुम कुछ करने 
वाले हो (तो यही करो) ।।।। 

उन्होंने (अपने पिता से) कहा, हे हमारे 
पिता ! आप को क्या हुआ है कि आप 
यूसुफ़ के विषय में हम पर भरोसा नहीं 


{|} 


पारः 2 
CREA SS SESS 
८४ »& 35६४ ४2 ss 
is a ४०0 Re मु 
पल ~) 5299 


ELSIE goog 


|» N93 9) 
© 24० Ls 


RARIZ 


4X22 poe ७ ॐ iE iE 
4 22४0८ ०२०० Re x | Ee 28 ड PIE 
7 NY + 7 oe 7 9 
© Css हु न 2 NEG 2 27 
023 oS OJIN D2 


सूरः 2, यूसुफ़ 


करते ? जबकि हम तो निश्चित रूप से 
उसके शुभ-चितक हैं ।।2। 

उसे कल हमारे साथ भेज दीजिये ताकि 
वह खाता फिरे और खेले-कूदे और हम 
अवश्य उसके रक्षक होंगे ।3। 

उसने कहा, तुम्हारा इसे ले जाना 
निश्चित रूप से मुझे चितित करता 
है। और मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हारी 
असावधानी में उसे भेड़िया न खा 
जाये ।॥4। 

उन्होंने कहा, हमारे एक सशक्त टोली 
होने पर भी यदि उसे भेड़िया खा जाये 
तब तो हम निश्चित रूप से बहुत घाटा 
उठाने वाले होंगे ।।5। 

अत: जब वे उसे ले गये और चरागाह के 
निकटस्थ अंधे कुएँ की तह में उसे फेंक 
देने पर सहमत हो गये तो हमने उसकी 
ओर वहइ की कि तू (एक दिन) अवश्य 
उन्हें उनकी इस शरारत से अवगत 
कराएगा और उन्हें कुछ जानकारी नहीं 
होगी (कि तू कौन है) ।6। 

और रात्रि के समय वे अपने पिता के 
निकट रोते हुए आये ।॥7। 

उन्होंने कहा, हे हमारे पिता ! 
निश्चित रूप से हम दौड़ लगाते हुए 
एक दूसरे से (दूर) चले गये और 
यूसुफ़ को हमने अपने सामान के पास 


छोड़ दिया । अतः उसे भेड़िया खा | 


गया और आप हमारी (बात) कदापि 
मानने वाले नहीं चाहे हम सच्चे ही 
हों ।8। 


|} } पारः 72 
OHA US 

65 Labs SECs 
OO ४ 


(4 2 Cd CANS ५ \§ 
SESE ISSUE 


N—— 


Z > ig % i 

OOF} 

& PS ड BIT 237% Ei 
2 ००००३ () | 25> | 89 | ~ > (29 


Fei 4 हि a7 ३ द । 2 i «» I 
a rt re lire 


® PR FD tox Zz 4 | 5 > 


सूरः 2, यूसुफ़ 


और वे उसके कुर्ते पर झूठा खून लगा 
लाये । उसने कहा, (यह सच नहीं) 
बल्कि तुम्हारी आत्मा ने एक संगीन 
मामले को तुम्हारे लिए साधारण और 
सरल बना दिया है । अतः सम्यक रूपेण 
धीरज धरने (के अतिरिक्त मैं क्या कर 
सकता हूँ ?) और जो तुम वर्णन करते 
हो उस (बात) पर अल्लाह ही है जिस 
से सहायता माँगी जा सकती है ।।9। 
और एक यात्रीदल आया और उन्होंने 
अपने जलवाहक को (पानी लाने के 
लिए) भेजा तो उसने (कूएँ में) अपना 
डोल डाल दिया । उसने कहा, हे (यात्री 
दल !) खुशखबरी ! यह तो एक बालक 
है । और उन्होंने उसे एक पूंजी के रूप में 
छुपा लिया । और जो वे करते थे अल्लाह 
उसे भली-भाँति जानता था ।20। 

और उन्होंने उसे अल्प मूल्य पर कुछ 
दिरहमों के बदले बेच दिया । और 


ts Eee PE ¢ ob श्र hr Z 
ESE Os 


© हो > > 
७) Os 
नी 


237 


~) 9 lols) ७ ES SE 3 


Lgl 


ह EOE sss 
fF sbi 2 # ६ LS Di 
Node 9 Al ०.9 >~) 9 


0) § PEE ss 


als Uy CU ०३-०३ 


उनको इसके बारे में बिल्कुल अभिरुचि & 0८१२>८2। | :५०५:।98.9 353८ 


नहीं थी ।2।। (रुकू उ ) 

और जिस ने उसे मिस्र से ख़रीदा 
अपनी पत्नी से कहा, इसे 
सम्मानपूर्वक रखो । संभवतः यह हमें 
लाभ पहुँचाये अथवा इसे हम अपना 
पुत्र बना लें । और इस प्रकार हमने 
यूसुफ़ के लिए धरती में ठिकाना बना 
दिया और (यह विशेष व्यवस्था 
इसलिए की) ताकि हम उसे मामलों 
की तह तक पहुँचने का ज्ञान सिखा दें 
और अल्लाह अपने निर्णय पर सामर्थ्य 


RR ॐ ~ 20७ 2 द ठ | ५ \§ ड 
| | >> जे ४2,2०० SOEs 


3 CaO sav fy) 


सूरः 2, यूसुफ़ 


रखता है । परन्तु अधिकतर लोग नहीं 
जानते ।22। 

और जब वह अपनी परिपक्व आयु को 
पहुँचा तो हमने उसे विवेक और ज्ञान 
प्रदान किये । और इसी प्रकार हम 
उपकार करने वालों को प्रतिफल 
प्रदान करते हैं ।23। 

और जिस स्त्री के घर में वह था उसने उसे 
उसकी इच्छा के विरुद्ध फुसलाने की चेष्टा 
की और द्वार बंद कर दिये और कहा, तुम 
मेरी ओर आओ । उस (यूसुफ़) ने कहा, 
अल्लाह बचाये ! निःसन्देह मेरा रब्ब वह 
है जिसने मेरा बहुत अच्छा ठिकाना 
बनाया है । निश्चित रूप से अत्याचारी 
सफल नहीं हुआ करते ।24। 

और निश्चित रूप से वह (स्त्री) 
उसका दृढ़ संकल्प कर चुकी थी और 
यदि वह (अर्थात्‌ यूसुफ़) अपने रब्ब 
का एक वृहद चिह्न न देख चुका होता 
तो वह भी उसकी कामना कर लेता । 
यह ढंग इसलिए अपनाया ताकि हम 
उससे बुराई और निर्लज्जता को दूर 
रखें। निःसन्देह वह हमारे शुद्ध किए 
गये भक्तों में से था ।25।* 

और वे दोनों द्वार की ओर लपके और 
उस (स्त्री) ने पीछे से (उसे खींचते हुए) 


ना AN 


६ Fle gore 5 (टी Ee 


5 e Bo | है 2 b ५ ~ \& 2 
a DS 506०5 «५ 


पारः 2 


१ 4 है| >> iS ~ 
OGY EN HS NS 


IT 


५ bee {iE १ 
> SSS Slo ESS 


~ 


5 es 
€) Oe | (५ >> < 9 


NTE 45555 


FE 5 हि (ss DE 4% ~ 


> Ed 
7777? 


5 ~ 5५ ~ ४१८ [Ce ५ [$ 
Gla S53 


छ& Fn | ई || 50.4 | ४६ | 


GCE 7 Ng At ¢ 


A232? 


© rt > 2 
° नी 


> { 5% 2 GR%7 2 [RS {~ 
Br IEISCE fas G FRE) 





* इस आयत में अरबी शब्द हम्म बिहा का यह अर्थ नहीं है कि हज़रत यूसुफ अलै. ने भी बुराई का 
इरादा किया था । बल्कि इसे आयतांश लौ ला अर्रा बुरहा न रब्बिहि के साथ मिलाकर पढ़ना 
चाहिए । इसका यह अर्थ है कि यदि इससे पूर्व यूसुफ़ ने अल्लाह के चिह्न न देखे होते तो वह भी उसके 
साथ बुरी कामना कर लेते । चिह्न से अभिप्राय कोई ऐसा चिह्न नहीं जिसे उन्होंने उसी क्षण देखा था, 
जैसा कि कई भाष्यकारों ने लिखा है । बल्कि बचपन से ही हज़रत यूसुफ़ अलै. को अल्लाह के चिह्न 
दिखाये गये थे, जिसके पश्चात उन के किसी बुरी कामना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था । 


सूरः 2, यूसुफ़ 


उसका कुर्ता फाड़ दिया और उन दोनों ने 
उसके स्वामी को द्वार के निकट पाया । 
उस (स्त्री) ने कहा, जो तेरी घरवाली से 
दुष्कर्म का इरादा करे उसका प्रतिफल 
क़ैद किये जाने अथवा पीड़ाजनक दण्ड 
के सिवा और क्या हो सकता है ? ।26। 
उस (अर्थात्‌ यूसुफ़) ने कहा, इसी ने 
मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध फुसलाने की 
चेष्टा की थी । और उसके घर वालों में 
से ही एक गवाह ने गवाही दी कि यदि 
उसका कुर्ता सामने से फटा है तो ये सच 
बोलती है और वह झूढठों में से है ।27। 
और यदि उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ 
है तो ये झूठ बोल रही है और वह सच्चों 
में से है ।28। 

अत: जब उस (अर्थात पति) ने उसका 
कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा तो 
(अपनी पत्नी से) कहा, निश्चित रूप 
से यह (घटना) तुम्हारी चालाकी से 
घटी है । (हे स्त्रियो !) तुम्हारी 
चालाकी निश्चित रूप से बहुत बड़ी 
होती है ।29। 

हे यूसुफ़ ! इससे विमुख हो जा और (हे 
स्त्री !) तू अपने पाप के लिए 


Sei gE SINT AOS 
i 54225066) lil 
७०४२-४५ CE 5२. 


6२: x 


eo SS 2S COYCIS 5) | 3 
Gels 5 | OE 


> १27 | 27 १ 5 2x22 
CS yen | |» CFOS | ~ 


४ 


& iL Is ट CA Fa ६35) 
क्षमायाचना कर। निश्चित रूप से तू ही $ ०८02 >~) ४-५ 


अपराधियों में से थी ।30। (रुकू नु) 

और नगर की महिलाओं ने कहा कि 
सरदार की पत्नी अपने दास को उसकी 
इच्छा के विरुद्ध फुसलाती है । उस ने 
प्रेम की दृष्टि से उसके दिल में घर कर 
लिया है । निश्चित रूप से हम उसे 


Fe NERS ESI 
[ee +$ ०5 7 (६.८8 3॥| 


"9 


सूरः 2, यूसुफ़ 


अवश्य एक खुली-खुली पथभ्रष्टता में 
पाती हैं ।3।। 

अतः जब उस ने उनकी छलपूर्ण बात 
सुनी तो उन्हें बुला भेजा । और उन के 
लिए एक टेक लगा कर बैठने का स्थान 
तैयार किया और उनमें से हर एक को 
एक-एक छुरी पकड़ा दी और उस 
(अर्थात्‌ यूसुफ़) से कहा कि उनके 
सामने जा । अत: जब उन्होंने उसे देखा 
तो उसे बड़ा महात्मा पुरुष पाया और 
अपने हाथ काट लिये और कहा, पवित्र 
है अल्लाह । यह मनुष्य नहीं, यह तो 
एक सम्माननीय फरिश्ता के अतिरिक्त 
कुछ नहीं ।32|* 

वह बोली, यही वह व्यक्ति है जिसके 
बारे में तुम मेरी निंदा करती थीं और 
निश्चित रूप से मैं ने इसे इसकी इच्छा 
के विरुद्ध फुसलाने की चेष्टा की, पर वह 
बच गया और मैं इसे जो आदेश देती हूँ. 
यदि इसने वह न किया तो वह अवश्य 
बंदी बना दिया जायेगा और अवश्य 
अपमानित जनों में से हो जाएगा ।33। 
उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! जिस ओर वे 
मुझे बुलाती हैं उससे कारागार मुझे 
अधिक प्रिय है । और यदि तू उनकी 
योजना (का लक्ष्य) मुझ से न हटा दे तो 
मैं उनकी और झुक जाऊँगा और मैं 
अज्ञानों में से हो जाऊँगा ।34। 


||| पारः 2 


Odd SEU 


5 ECs oes Fe | 


ES ED es 


32545 00009 ६8 
Gai isi 


Oj SEs 0l 


9 5 oe) 


HESS) G 


/ 72% 2 


OS BR SOC BE i439) 
RAE EO 32 Gass ०५) 2] 
OR ८8 


CD ERNIE 


~ ~ 


SST bi Ls ALES 
OO 


~ 





* आयतांश क़्त्तअ न ऐदियहुन्न (उन्होंने अपने हाथ काट लिये) से यह अभिप्राय नहीं कि हज़रत 
यूसुफ़ अलै. के सौंदर्य पर मुग्ध हो कर उन महिलाओं ने अपने हाथों पर छुरियाँ चला दीं । बल्कि 
इसका एक अर्थ यह है कि उन्होंने उसे अपने हाथों की पहुँच से बहुत ऊपर पाया । अरबी वाक्य 
अकबर न हू (उन्होंने उसे बड़ा महात्मा पुरुष पाया) भी इस अर्थ का समर्थन करता है । 


सूरः 2, यूसुफ़ 


अतः उसके रब्ब ने उसकी दुआ को सुना 
और उससे उनकी चाल को फेर दिया । 
निःसन्देह वही बहुत सुनने वाला (और) 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।35। 

फिर उसके बाद उन्होंने जो लक्षण देखे 


(तो) उन पर स्पष्ट हुआ कि कुछ , 


समय के लिए उसे कारागार में अवश्य 
डाल दें ।36। (सकू उ ) 

और उसके साथ दो युवक भी कारागार 
में प्रविष्ट हुए । उनमें से एक ने कहा 
कि मैं (स्वप्न में) अपने आप को 
देखता हूँ कि मैं मदिरा बनाने के 
उद्देश्य से रस निचोड़ रहा हूँ । और 
दूसरे ने कहा कि मैं (स्वप्न में) अपने 
आप को देखता हूँ कि मैं अपने सिर 
पर रोटियाँ उठाये हुए हूँ जिस में से 
पक्षी खा रहे हैं । हमें इनके अर्थ बता। 
हम तुझे उपकार करने वाला समझते 
हैं ।37। 

उसने कहा कि तुम्हें जो भोजन दिया 
जाता है, वह तुम्हारे पास आने से 
पहले ही मैं इन (स्वप्नो) के 
फलाफल से तुम दोनों को अवगत 
करा दूँगा । यह (अर्थ) उस (ज्ञान) 
में से है जो मेरे रब्ब ने मुझे 
सिखाया। मैं उन लोगों के धर्म को 
छोड़ बैठा हूँ जो अल्लाह पर ईमान 
नहीं लाते थे और परलोक का 
इनकार करते थे ।38। 

और मैं ने अपने पूर्वज इब्राहीम और 
इसहाक और याकूब के धर्म का 


(| पारः 2 


~ 


5 4) 


*\ 


~£ 3 ७<.< (७ 


SN Eel BE 


F 


| 2 Z ~ 4 < 
विद 5 832 22% 


४८ ६ (47.3 


दि (9 ON LS POC! 


)६ 


जज पा Cid 


SE LE Cl 45८ 53 
Mi peel oS Biel 
gol Sl NG 
oes 5 5 7 

OA SU IE 


| 7° 


bles Sve SCG 
secre Meee ls 


| 7° 


S550) sgl 


सूरः 2, यूसुफ़ 


अनुसरण किया । किसी वस्तु को 
अल्लाह का समकक्ष ठहराना हमारे 
लिए संभव न था । यह अल्लाह की 
कृपा ही से था जो उसने हम पर और 
(मोमिन) लोगों पर किया । परन्तु 
अधिकतर लोग कृतज्ञता प्रकट नहीं 
करते ।39। 

हे कारागार के मेरे दोनों साथियो ! क्या 
भिन्न-भिन्न कई रब्ब अच्छे हैं अथवा 
एक पूर्ण प्रभुत्वशाली अल्लाह ? ।40| 
तुम उसे छोड़कर ऐसे नामों की उपासना 
करते हो जो तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने 
स्वयं ही उन (काल्पनिक उपास्यों) को 
दे रखे हैं जिनके समर्थन में अल्लाह 
तआला ने कोई प्रबल प्रमाण नहीं 
उतारा। निर्णय का अधिकार अल्लाह के 
सिवा किसी को नहीं । उसने आदेश 
दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की 
उपासना न करो । यह स्थायी रहने वाला 
और स्थायित्व प्रदानकारी धर्म है । परन्तु 
अधिकतर लोग नहीं जानते ।4।। 

हे कारागार के दोनों साथियो ! तुम 
दोनों में से एक तो अपने स्वामी को 
मदिरा पिलायेगा और दूसरा सूली पर 
चढ़ाया जायेगा । फिर उसके सिर में 
से पक्षी कुछ (नोच-नोच कर) 
खायेंगे। जिसके बारे में तुम पूछताछ 
कर रहे थे उस बात का निर्णय सुना 
दिया गया है ।42। 

और जिस व्यक्ति के बारे में उसने सोचा 
था कि उन दोनों में से वह बच जायेगा, 


|} पारः 2 
db BSCS < ३४2५ 
CEB Ui 
NAST 203८५ 

O35 YY 


ART 
2% ७ Fu FS 


O92 ७३) | ¢ Cy | > os 


OIE SNIPS 


OLY 
Fission 
Me se 

> Nig 
Os 
BSI CEES 


सूरः 2, यूसुफ़ 


उसने उससे कहा कि अपने स्वामी के 
निकट मेरी चर्चा करना । परन्तु अपने 
स्वामी के निकट (यह) चर्चा करने से 
उसे शैतान ने भुला दिया । अतः वह 
(यूसुफ़) कई वर्षो तक कारागार में पड़ा 
रहा ।43| (रुकू +< ) 

और राजा ने (एक दिन राजसभा में) 
कहा कि मैं (स्वप्न में) सात हुष्ट-पुष्ट 
गाये देखता हूँ जिन्हें सात दुबली-पतली 
गायें खा रही हैं । और सात हरी-भरी 
बालियाँ और कुछ दूसरी सूखी हुई 
(बालियाँ भी देखता हूँ) । हे सभासदो ! 
यदि तुम स्वप्नफल बता सकते हो तो 
मुझे मेरा स्वप्नफल बताओ ।44। 

उन्होंने कहा, ये निजी कल्पनाओं पर 
आधारित निरर्थक स्वप्न हैं और हम 
निरर्थक स्वप्नों के अर्थ का ज्ञान नहीं 
रखते ।45। 

उन दोनों (बन्दियों) में से जो बच गया 
था और एक लम्बी अवधि के बाद उसने 
(यूसुफ़ को) याद किया और कहा, मैं 
आपको इस (स्वप्न) का अर्थ बताऊँगा । 
अतः मुझे (यूसुफ के पास) भेज दें ।46। 
(उसने यूसुफ़ के पास जा कर कहा) हे 
सत्यवादी यूसुफ़ ! हमें सात हुष्ट-पुष्ट 
गायों को जिन्हें सात दुबली -पतली गायें 
खा रही हैं और सात हरी-भरी बालियों 
और सात सूखी हुई बालियों (को स्वप्न 
में देखने) का अर्थ समझा ताकि मैं लोगों 
की ओर वापस जाऊँ सम्भवत: वे (इस 
स्वप्नफल) को जान लें ।47। 


पारः 2 


Sst | | 5 dd 


G\ 


CNET 62920 2550 8 
HE El 4 
bey GB 


DDE 


® O93 ~ 


CS Es Beles 
Os PN ५३ था 


सूरः 2, यूसुफ़ 


उसने कहा कि तुम लगातार सात वर्ष 
तक खेती करोगे । अतः जो तुम काटो 
उसमें से अल्प मात्रा के सिवा जिसे तुम 
खाओगे (शेष) को उसकी बालियों में 
ही रहने दो ।48। 
फिर इसके बाद सात अत्यन्त कठिन 
(वर्ष) आयेंगे, जो तुम उन (दिनों) के 
लिए संचय कर रखे होगे वे उसे निगल 
जायेंगे । सिवाय उसमें से अल्पांश के 
जिसे तुम (भविष्य में खेती करने के 
लिए) संभाल रखोगे ।49। 
फिर उसके पश्चात एक (ऐसा) वर्ष 
आयेगा जिसमें लोग ख़ूब तृप्त किये 
जायेंगे और उसमें वे रस निचोड़ेंगे ।50। 
(रुकू ह ) 
राजा ने कहा, उसे मेरे पास लाओ । 
अतः जब दूत उस (अर्थात यूसुफ़) के 
पास पहुँचा तो उसने कहा, अपने स्वामी 
के पास वापस जाओ और उससे पूछो 
कि उन महिलाओं का क्या हाल है जो 
अपने हाथ काट बैठी थीं । नि:सन्देह 
मेरा रब्ब उन की चाल को भली-भाँति 
जानता है ।5।। 
उस (अर्थात राजा) ने पूछा, (हे 
स्त्रियो !) बताओ, जब तुम ने यूसुफ़ 
को उसकी इच्छा के विरुद्ध फुसलाने की 
चेष्टा की थी तब तुम्हारा क्या मामला 
था ? उन्होंने कहा, पवित्र है अल्लाह ! 
हमें तो उसके विरुद्ध किसी बुराई की 
जानकारी नहीं । तब सरदार की पत्नी 
ने कहा, अब सच्चाई खुल चुकी है । 


|} 


पारः 2 


$ CE हि ६:८६ ३८5 | 5 
YE Yai (3 ०१ )--३ > 


ods 
SSE 2९ 
(६५ ss 

OF 5 


ा दंड 
७.53 4.3 AEE ~ 


~ ~~ 


दू O03 


FEES ५३) 30.0 565 
Cie ESSE 
BO Hd 
Ole GS 
SRST NE 
७४८५८) fei २४३५६ 
SIGS 5 2 34 0 


BESS Gla 


सूरः 2, यूसुफ़ 


मैंने ही उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध 
फुसलाना चाहा था और निःसन्देह वह 
सत्यवादियों में से है ।52। 

(यूसुफ़ ने कहा) यह इसलिए हुआ 
ताकि वह (अर्थात्‌ सरदार) जान ले कि 
मैं ने उसकी अनुपस्थिति में उसके साथ 
कोई विश्‍वासघात नहीं किया । और 
विश्वासघातियों की चाल को अल्लाह 
कदापि सफल होने नहीं देता ।53। 


।}} पारः 2 


6) 75% i) 5 54४ टू 7 २६ 
3-० ८०4५०) १ wr 


सूरः 2, यूसुफ़ 


और मैं अपनी आत्मा को निर्दोष नहीं 
ठहराता । आत्मा तो अवश्य बुराई का 
आदेश देने वाली है, सिवाए इसके जिस 
पर मेरा रब्ब कृपा करे । निःसन्देह मेरा 
रब्ब बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।54। 
और राजा ने आदेश दिया कि उसे मेरे 
पास ले आओ । मैं उसे अपने लिए चुन 
लूँ । फिर जब उस ने उससे बात-चीत 
की तो कहा, निश्चित रूप से तू आज 
(से) हमारे निकट प्रतिष्ठित (और) 
विश्वासपात्र है ।55। 
उस (अर्थात यूसुफ़) ने कहा, मुझे राज- 
कोषों पर नियुक्त कर दें । निश्चित रूप 
से मैं बहुत सुरक्षा करने वाला (और) 
जानकारी रखने वाला हूँ ।56। 
और इस प्रकार हमने यूसुफ़ को देश में 
प्रतिष्ठा प्रदान की । वह उस में जहाँ 
चाहता ठहरता । हम जिसे चाहते हैं 
अपनी कृपा प्रदान करते हैं । और हम 
उपकार करने वालों के प्रतिफल को नष्ट 
नहीं करते ।57। 
और जो लोग ईमान ले आये और तक़वा 
धारण करते रहे, निश्चित रूप से उनके 
लिए परकालीन प्रतिफल उत्तम है ।58। 
(रुकू +) 
और (अकाल के दिनों में खाद्यान्न लेने) 
यूसुफ़ के भाई (वहाँ) आये और उसके 
समक्ष उपस्थित हुए । उसने तो उन्हें 
पहचान लिया, परन्तु वे उसे पहचान न 
सके ।59। 


|} पारः 3 


~ 
Ls 


\ 


\_ 


दः 
i 


55,८, >> 2 
Cs IS} Css a 
(2: ~ (५ 


7 
- 3: 0८ ५2 | 5 Er 
42 
2 D-S>) & | श्र 2 


~ 


०: * 


5७४ 


७-93 हु 


©>) EET 3 6 


जज 


425४2 COREE SIG 55 
SUIS INIELS JE CIES 


F > 4 CS > be > 5 Xx 
OA SSS 


AN AE SSS 
७5202 22:45 2) 


पा, 
I 5204-5५ 


2 
S787 


De 


25४७ 
Er FC XR 2 Ss ts 
OEE ४5 है ४8४ 


| IY ४5 SEY ESS 


y 


ह 


i] 


SOLE 


SES 


dlls 6 20६ 


SOs SSL 4) 


RR ला 


® 


सूरः 2, यूसुफ़ 


और जब उसने उन्हें उनके सामान के 
साथ (विदा करने के लिए) तैयार किया 
तो कहा, तुम्हारे पिता की ओर से जो 
तुम्हारा (एक और ) भाई है उसे भी मेरे 
पास लाना । क्या तुम देखते नहीं कि मैं 
भरपूर माप देता हूँ और मैं सर्वोत्तम 
अतिथि-सेवक हूँ ।60। 

अतः यदि तुम उसे मेरे पास नहीं लाये 
तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ माप 
(अर्थात खाद्यान्न) नहीं होगा और तुम 
कदापि मेरे निकट नहीं आना ।6।। 
उन्होंने कहा, हम उसके बारे में उसके 
पिता को अवश्य फुसलायेंगे और 
निश्चित रूप से हम (ऐसा) करके 
रहेंगे ।62। 

और उसने अपने कर्मचारियों से कहा 
कि इनकी पूँजी इनके सामान ही में 
रख दो ताकि जब वे अपने घर वालों 
की ओर वापस जायें तो इस बात का 
ध्यान रखें । संभवत: वे फिर लौट 
आयें ।63। 

अत: जब वे अपने पिता के पास लौटे तो 
उन्होंने कहा हे हमारे पिता ! हमें माप 
से रोक दिया गया है । अत: हमारे साथ 
हमारे भाई को भेजें ताकि हम माप प्राप्त 
कर सकें और निश्चित रूप से हम 
उसकी सुरक्षा करेंगे ।64। 

उसने कहा, उसके संबंध में क्या मैं 
इस के सिवा भी तुम पर कोई भरोसा 
कर सकता हूँ जैसा कि (इससे) पहले 
मैं ने उसके भाई के संबंध में तुम पर 


|} पारः 3 


5° aE > 3 Us 52%” Es Z 
(2 १४ >) ह ~ >& 9 
~ 


053 IG 
OO FN AES Gs 


3 8 2267 LS PE PRA is Ms 
3 rele 9०८ 2D SS 


(660 89८ >४४ ००५७, 


७८५५ ४ 2४४52! 


FRIAR PUSAN 
९०८ i ed है] ७ b i > 2, 7 है| uk 
Ua ४2408 52.25: 


Ce "4 


सूरः 2, यूसुफ़ 


किया था ? अतः अल्लाह ही है जो 
सर्वोत्तम रक्षक और वही सभी कृपा 
करने वालों से बढ़कर कृपा करने 
वाला है ।65। 

फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला 
तो अपनी पूँजी को अपनी ओर वापस 
किया हुआ पाया । उन्होंने कहा, हे 
हमारे पिता ! हमें (और) क्या 
चाहिए? यह है हमारी पूँजी जो हमें 
वापस लौटा दी गई है । और हम अपने 
घर वालों के लिए खाद्यान्न लायेंगे और 
अपने भाई की सुरक्षा करेंगे और एक 
ऊँट के भार (समान खाद्यान्न) अधिक 
प्राप्त करेंगे । यह सौदा बड़ा ही सरल 
है ।66। 

उसने कहा, मैं उसे कदापि तुम्हारे साथ 
नहीँ भेजूँगा जब तक कि तुम अल्लाह 
की दुहाई देकर मुझ से दृढ़ प्रतिज्ञा न कर 
लो कि तुम उसे अवश्य मेरे पास 
(वापस) ले आओगे, सिवाय इसके कि 
तुम को घेर लिया जाये । अतः जब 
उन्होंने उसे अपना दुढ़वचन दे दिया तो 
उसने कहा, जो हम कह रहे हैं अल्लाह 
उस का निरीक्षक है ।67। 

और उसने कहा, हे मेरे पुत्रो ! (उस 
नगर में) एक ही द्वार से प्रवेश न करना । 
बल्कि भिन्न-भिन्न द्वारों से प्रवेश करना 
और अल्लाह (के निर्णय) से मैं तुम्हें 
लेश-मात्र भी बचा नहीं सकता । आदेश 
अल्लाह ही का चलता है । उसी पर मैं 
भरोसा रखता हूँ और फिर चाहिए कि 


|} पारः 3 


ELSIE SESS 


GEGOISG SS 
Css Eis (६24 0२० 
OS ASSETS 


है SR 


Fs ७ oe 
OA 


५; 


SHS 


DE 5 (5; &27 
४४४ 9 
Ss 


Cs 


& Pe 


द TT ~ 


$ 
5? 


nd 


45 ४ Sif Ess, 
odd 


RI or 


Aol 9५०६ (02 >>) GS 
५5 25:55 SIE sl 
42025 Csi HY SS) 


Ol & 


मे हट 


सूरः 2, यूसुफ़ 


सभी भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा 
करें ।68। 

अतः अपने पिता के आज्ञानुसार जब वे 
वहाँ से प्रविष्ट हुए (तो) अल्लाह के 
निर्णय से तो वह उन्हें कदापि बचा नहीं 
सकता था परन्तु (यह) याकूब के दिल 
की एक इच्छा थी जो उसने पूरी की । 
और निश्चित रूप से वह ज्ञानी पुरुष 
था। क्योंकि हमने उसे भली-भाँति ज्ञान 
सिखाया था । परन्तु अधिकतर लोग 
नहीं जानते ।69। (रुकू -+-) 

अतः जब वे यूसुफ़ के समक्ष पेश हुए, 
उसने अपने भाई को अपने निकट स्थान 
दिया (और उसे) कहा, निश्चित रूप से 
मैं तेरा भाई हूँ | अतः जो कुछ वे करते 
रहे हैं उस पर तू दुःखित न हो ।70। 

फिर जब उसने उन्हें उनके सामान समेत 
(विदा करने के लिए) तैयार किया तो 
उसने (अनजाने में) अपने भाई के 
सामान में पीने का बर्तन रख दिया । 
फिर एक ढढोरची ने घोषणा की कि हे 
यात्रीदल ! तुम अवश्य चोर हो ।7।। 
उन्होंने उनकी ओर मुड़ कर उत्तर दिया, 
तुम क्या गुम पाते हो ? ।72। 

उन्होंने कहा, हम राजा के माप-तौल 
करने का बर्तन गुमशुदा पाते हैं और जो 
भी उसे लाएगा उसे एक ऊँट के भार 
(के समान खाद्यान्न पुरस्कार स्वरूप) 
दिया जाएगा और मैं इस बात का 
ज़िम्मेदार हूँ ।73।* 


4) | 


पार; 3 


७558 Fil SE 

Fo SRT siya 
YSN ०६८ HOFG 
35४०४ ४944७ 
Rss sess 
ह CERNE] 


alls slicy co |i 5U) 9 


oH, 


ds BY BE “०५५ 
BSF GG 
FAS. 


OFS SE ETI HE 
FF ios Pew i 
OBS HSS 





% राजा का माप-तौल का बर्तन जान बूझ कर नहीं रखा गया था बल्कि अनजाने में ऐसा हो गया + 


सूरः 2, यूसुफ़ 


उन्होंने (उत्तर में) कहा, अल्लाह की 
क़सम ! तुम अवश्य जान चुके हो कि 
हम धरती में फसाद करने नहीं आये और 
हम कदाचित चोर नहीं हैं ।74। 

उन्होंने पूछा, यदि तुम झूठे निकले तो 
उसका क्या दण्ड होगा ? ।75। 

उन्होंने उत्तर दिया, इसका दण्ड यह है 
कि जिसके सामान में वह (नाप-तौल 
का पात्र) पाया जाये वही उसका बदला 
होगा । इसी प्रकार हम अत्याचारियों को 
दण्डित करते हैं ।76। 

फिर उस (ढंढोरची) ने उस (अर्थात 
यूसुफ) के भाई के बोरे से पूर्व उनके 
बोरों से (तलाशी) आरम्भ की । फिर 
उसके भाई के बोरे में से उस (नाप-तौल 
के पात्र) को निकाल लिया । इस प्रकार 
हमने यूसुफ़ के लिए उपाय किया । 
अल्लाह की इच्छा के बिना उसके लिए 
अपने भाई को राजा के शासन में रोक 
पाना संभव न था । हम जिसे चाहें उच्च 
पदस्थ बना देते हैं । और प्रत्येक ज्ञान 
रखने वाले से बढ़कर एक ज्ञानी है ।77। 
उन्होंने कहा, यदि इसने चोरी की है तो 
इसके एक भाई ने भी इससे पूर्व चोरी की 
थी । तब यूसुफ़ ने इस (आरोप के 
प्रभाव) को अपने दिल में छिपा लिया 
और उसे उन पर प्रकट न किया । (हाँ 
मन ही मन में) कहा, तुम अत्यन्त 
निकृष्ट श्रेणि के (लोग) हो और जो तुम 





«था । अन्यथा अल्लाह यह न कहता कि हमने यूसुफ के लिए उपाय किया (आयत : 77) यदि यह 
उपाय यूसुफ़ अलै. का होता तो उसे अल्लाह अपने साथ न जोड़ता । 


सूरः 2, यूसुफ़ 


वर्णन करते हो उसे अल्लाह ही भली- 
भाँति जानता है ।78। 

उन्होंने कहा, हे प्राधिकारी ! निःसन्देह 
इसके पिता अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति हैं । 
अतः इसके बदले हम में से किसी एक 
को रख लीजिये । हम आपको अवश्य 
परोपकारियों में से समझते हैं ।79| 

उसने कहा, अल्लाह बचाये ! कि 
जिसके पास हम अपना सामान पायें 
उसके सिवा किसी और को पकड़ें । ऐसे 
में तो हम निश्चित रूप से अत्याचारी 
बन जायेंगे ।80। (रुकू -$-) 

अतः जब वे उससे निराश हो गये तो 
(परस्पर) विचार-विमर्श के लिए अलग 
हो गये । उनमें से बड़े ने कहा, क्या 
तुम जानते नहीं कि तुम्हारे पिता ने 
तुम से अल्लाह की दुहाई देकर 
अनिवार्य रूप से दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी 
और (इससे) पूर्व भी तुम यूसुफ़ के 
मामले में ज़्यादती कर चुके हो । अतः 
मैं इस देश को कदापि नहीं छोड़ँगा 
जब तक कि मेरे पिता मुझे अनुमति न 
दें अथवा मेरे लिए अल्लाह कोई निर्णय 
न कर दे । और वह निर्णय करने वालों 
में सर्वोत्तम है ।8।। 

अपने पिता के पास जाओ और उन्हें 
कहो कि हे हमारे पिता ! निश्चित रूप 
से आप के पुत्र ने चोरी की है और हम 
केवल उसी की गवाही दे रहे हैं जिसकी 
हमें जानकारी है । और हम अप्रत्यक्ष 
विषय के कदापि रक्षक नहीं हैं ।82। 


bolle de 


EE SON 5 :)| 
COSTA BHI 


~ “7 3 TE 42X22 २ & Fi 


ZAZA 


OOS 85 


SECS 2s 
pe ~ (a UIE eS re RT 88 
as Pe ८ हक 2 (2 Zz 

ORB ES ५५ 


सूरः 2, यूसुफ़ 


अतः उस बस्ती (वालों) से पूछें जिस में 
हम थे और उस यात्रीदल से भी जिस के 
साथ हम आये हैं । और निश्चित रूप से 
हम सच्चे हैं ।83। 

उसने कहा, (नहीं) बल्कि तुम्हारे मन ने 
एक गंभीर विषय को तुम्हारे लिए हल्का 
और साधारण बना दिया है । अतः सम्यक्‌ 
रूपेण धीरज धरने (के अतिरिक्त मैं क्या 
कर सकता हूँ ?) बिल्कुल संभव है कि 
अल्लाह उन सब को मेरे पास ले आये । 
निःसन्देह वही है जो स्थायी ज्ञान रखने 
वाला (और) परम विवेकशील है ।84। 
और उसने उनसे मुँह फेर लिया और 
कहा, आह ! यूसुफ़ के लिए खेद है । 
और शोक के कारण उसकी आँखें भर 
आई और वह अपना शोक दबाये रखने 
वाला था ।85।* 

उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम ! आप 
सदैव यूसुफ़ की ही चर्चा करते रहेंगे जब 
तक कि आप (शोक से) निढ़ाल हो न 
जायें अथवा हलाक हो न जायें ।86। 
उसने कहा, मैं तो अपने दुःख-दर्द की 
फ़रियाद केवल अल्लाह के समक्ष करता 
हूँ । और अल्लाह की ओर से मैं वह कुछ 
जानता हूँ जो तुम नहीं जानते ।87। 


+ Z2 5 2 5] 2 


[a 


9 १६ DT Rese 7 Fs 7% 
SELON ES Oe Joa 


det 
OA 2 AE Ss ivy) 


ee 


CNG SEIPPIES 


WIGS 


पारः 3 


BRAGS HG Es 


~, 24 x \§ z+ 3 iy] 
OFS 9 &. | 


CATE 


(9 HS 8 > - ] | pa है. 2 ~ | | ZAR | Cos 2g 


i 
FE 


BEY 


SATIS 
OO sl Y Gall (£ Fe 9 





* आयतांश : इब्‌ यज़्ज़त ऐनाहु (उसकी आँखें सफेद हो गई) यहाँ पर आँखें सफेद होने से अंधा हो 
जाना अभिप्राय नहीं है, बल्कि आँखों का आँसुओं से भर जाना है । हज़रत इमाम राज़ी रहि. ने 
लिखा है इब यज्ज़त ऐनाहु अत्यधिक रोने की ओर इंगित करता है । फिर लिखते हैं अत्यधिक रोने 
के कारण आँखों में बहुत पानी भर आता है । उस पानी की सफेदी के कारण आँख सफेद हो 
जाती है। (तफूसीर कबीर, इमाम राज़ी रहि.) इस आयत का कज़ीम शब्द भी इस अर्थ का समर्थन 
करता है । क्योंकि यह क़ज़्म धातु से बना है, जिसका अर्थ है शोकपूर्ण भाव को सहन करना । इसी 
के कारण हज़रत याकूब अलै. की आँखें भर आई थीं । 


सूरः 2, यूसुफ़ 


हे मेरे पुत्रो ! जाओ, और यूसुफ़ तथा 
उसके भाई के संबंध में खोज लगाओ 
और अल्लाह की कृपा से निराश मत 
हो । निःसन्देह काफ़िरों के सिवा 
अल्लाह की कृपा से कोई निराश नहीं 
होता ।88। 

अतः जब वे उस (अर्थात यूसुफ़) के 
समक्ष (पुनः) उपस्थित हुए तो उन्होंने 
कहा, हे प्राधिकारी ! हमें और हमारे 
परिवार को बहुत कष्ट पहुँचा है और 
हम थोड़ी सी पूँजी लाये हैं । अतः हमें 
भरपूर तौल (अर्थात खाद्यान्न) प्रदान 
करें और हमें (कुछ) दान दें । निश्चित 
रूप से दान-पुण्य करने वालों को 
अल्लाह प्रतिफल प्रदान करता है ।89। 
उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि 
जब तुम लोग अज्ञान थे तुमने यूसुफ़ 
और उसके भाई के साथ क्या किया 
था ? ।90। 

उन्होंने कहा, क्या सचमुच तू ही यूसुफ़ 
है ? उसने कहा, मैं ही यूसुफ़ हैँ और यह 
मेरा भाई है । निश्चित रूप से अल्लाह ने 
हम पर भारी अनुग्रह किया है । 
निःसन्देह जो भी तक़वा अपनाये और 
धैर्य धारण करे तो अल्लाह उपकार करने 
वालों का प्रतिफल कदापि नष्ट नहीं 
करता ।9।। 

उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम ! 
निःसन्देह अल्लाह ने तुझे हम पर 
श्रेष्ठता प्रदान की है और हम ही 
अवश्य दोषी थे ।92। 


{| | पारः 3 


Cd aE 
ETE TEE 
४४७८ ४४ NIP 

७832: ४:2४! 
55506 58550 


x2 5 EOC > ZY g + (७३८ 
Cas SO) ५ 


+ 


दाल $ b 42s 5 ९ Fi 
GIG igs 
fie हम & | {x22 


Ce) 5+ 2272 f 
° 3 | 
Raid OT 


GX» ~ > 


Ele 5३% FRE 
SESE UES NEP 
© Cbs | a 


सूरः 2, यूसुफ़ {|| पारः 3 


उसने कहा, आज के दिन तुम पर कोई Sd RSE RSG 
दोषारोपण नहीं होगा । अल्लाह तुम्हें 


क्षमा कर देगा और वह सभी कृपा Oia 253l ५४5 35S 
करने वालों से सर्वाधिक कृपा करने 
वाला है ।93। 


मेरा यह कुर्ता साथ ले जाओ और मेरे deo ego n onl e 
पिता के समक्ष इसे रख दो, उनपर , .. 7 , 
वास्तविकता खुल जायेगी और (बाद - ५ ७ %|3 । ५2१ > ६3 
में) अपने सब घरवालों को मेरे पास ले Ee ४5 
आओ ।94। (रुकू?) 

अतः जब यात्रीदल चल पड़ा तो उनके < BEI] 
पिता ने कहा, मुझे निश्चित रूप से | हु 
यूसुफ़ की महक आ रही है, चाहे तुम ९५950] 3» 

मुझे पागल ठहराते रहो ।95। 

उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम ! (४७ -5-5॥ 5 
निश्चित रूप से आप अपने उसी पुराने 

भ्रम में पड़े हैं ।96। 

फिर जब शुभ-समाचारदाता आया ०७5 \८ | fEBTES 
(और) उसने उस (कुर्ते) को उस के ट gi: का 
समक्ष रख दिया तो उस पर 3० 5 oss 
वास्तविकता खुल गई । उस ने कहा, 922५६ 

क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था कि मैं कर ee ० 
अल्लाह की ओर से उन बातों की 

निश्चित रूप से जानकारी रखता हूँ, जो 

तुम नहीं जानते ? ।97। 

उन्होंने कहा, हे हमारे पिता ! हमरे | ६355 ८ ५४६८) ७५९ । 
लिए (अल्लाह से) हमारे पापों की i 
क्षमायाचना करें । निश्चित रूप से हम ७ gS 
दोषी थे ।98। 

उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए अवश्य अपने ५5] न 
रब्ब से क्षमायाचना करूँगा । निःसन्देह 


~ 


FNS fat PIE 


+ \ 


सूरः 2, यूसुफ़ 


वही बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।99। 

अतः जब वे यूसुफ़ के समक्ष पेश हुए तो 
उसने अपने माता-पिता को अपने 
निकट स्थान दिया और कहा कि यदि 
अल्लाह की इच्छा हो तो मिस्र में 
शांतिपूर्वक प्रवेश करो ।।00। 

और उसने अपने माता-पिता को 
सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया और 
वे सभी उसके लिए (अल्लाह के 
समक्ष) सजदः में गिर पड़े और उसने 
कहा, हे मेरे पिता ! मेरे पहले से देखे 
हुए स्वप्न का यह था स्वप्नफल । मेरे 
रब्ब ने इसे निश्चित रूप से सच कर 
दिखाया और मुझ पर बहुत कृपा की, 
जब उसने मुझे कारागार से निकाला 
और तुम्हें मरुभूमि से ले आया । 
जबकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों 
के बीच फूट डाल दी थी । निःसन्देह 
मेरा रब्ब जिसके लिए चाहे बहुत दया 
और अनुकंपा करने वाला है । 
निःसन्देह वही स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) परम विवेकशील है ।।0। 

हे मेरे रब्ब ! तूने मुझे राज-कार्य में अंश 
प्रदान किया और बातों की वास्तविकता 
को समझने का ज्ञान दिया । हे आकाशों 
और धरती के सृष्टिकर्ता ! तू इहलोक 
और परलोक में मेरा मित्र है । मुझे 
आज्ञाकारी होने की अवस्था में मृत्यु दे । 
और मुझे सदाचारियों के वर्ग में शामिल 
कर ।।02। 


OHSAS 3B 


{|} पारः 3 


ON IH 2४ 


~ 


4 90.4० 22 ३ los ° iE 
408 505 ACEC Y Ee 
Os) 


sis £555 
DIESE as 


Z 


53 EIS i Ne : 
Cee EIN Ree 
E55 (७८.५ 25८) 5४ +<- £ 


Ede 


भ २ ~ 


i 


SAGE UPI 


27 


Ona) है हज] |$ (Br SS 


सूरः 2, यूसुफ़ 


यह (वृत्तांत) अज्ञात समाचारों में से 
है जिसे हम तेरी ओर वहइ करते हैं 
और तू उनके पास नहीं था जब 
उन्होंने अपनी बात पर सहमति बना 
ली थी जब कि वे (बुरी) योजनाएँ 
बना रहे थे ।।03। 

और चाहे तू कितनी भी इच्छा करे 
अधिकतर लोग ईमान लाने वाले नहीं 
बनेंगे ।।04| 

और तू उनसे इस (सेवा) का कोई 
प्रतिफल नहीं माँगता । यह तो 
समस्त लोकों के लिए केवल एक 
उपदेश है ।।05। (रुकू -६-) 

और आकाशों और धरती में कितने ही 
चिह हैं जिन पर से वे मुँह फेरते हुए 
गुजरते रहते हैं ।।06। 

और उनमें से अधिकतर अल्लाह पर 
केवल इस प्रकार ईमान लाते हैं कि वे 
(साथ ही) शिर्क भी कर रहे होते 
हैं।07। 

अत: क्या वे इस बात से निश्चिंत हो 
गये हैं कि अल्लाह के अज़ाब में से कोई 
ढाँप देने वाली (विपत्ति) उन पर आये। 
अथवा (क्रांति की) घड़ी अकस्मात आ 
जाये, जबकि वे (उसके) बारे में कोई 
जानकारी न रखते हों ।।08। 


तू कह दे कि यह मेरा रास्ता है । मैं Ed Sais 


अल्लाह की ओर बुलाता हूँ । मैं और मेरे 
अनुगामी सुस्पष्ट ज्ञान पर स्थित हैं । 
और पवित्र है अल्लाह और मैं मुश्रिकों में 
से नहीं हूँ ।।09। 


{|} 


पारः 3 


Tir 


G3 las Seeds 


Bal | १०२ 3 eS SS 


७003 229 
35% Ht ent 
Si 3} 
2 ) 2 526 ०६४८४ Gs 
)) [& iy af Ue , 
CVSS 
UPSD sol 92 OI 9 
(9 CO %»«२ ४० 6 (६2८ (१ Dr 

० 9 ०40५ sm 
~ Pe ३४ 
०6, 

DEE SEO FT 


758 227 I Row T 


be ST ES ba eerie 


O03 Y 


3 


us 


4) CNS (_४४५८- | (१9 |! 


६ id 


HES 


सूरः ।2, यूसुफ़ ||| पारः ।3 


और हम ने तुझ से पहले बस्तियों के 7:५7 ॥४॥:४: ०४:४५ 
वासियों में से केवल पुरुषों को ही (रसूल व उ , 42 2 ञ 
के रूप में) भेजा, जिनकी ओर हम वहइ | 2.६ +\5| (५.5) |&| per) 
किया करते थे | अतः क्या वे धरती पर , ७5४ ६6225 «90 
घूमे-फिरे नहीं ताकि वे देख सकते कि ˆ? ४८०४-६४ ।३:४:$ 22 ३४ 
उनके पूर्ववर्ती लोगों का कैसा परिणाम ££ 2८२७2 2 (०६८ ०८३४ 

। ? और जिन्होंने ASIEN ses) 
हुआ था ? और जिन्होंने तक़वा धारण SR 


Z a ४३“ >८4 bi * ५५ 
किया उनके लिए परलोक का घर ही OOS Sl 
उत्तम है । अतः क्या तुम बुद्धि से काम 
नहीं लेते ? ।।।0| 


यहाँ तक कि जब रसूल (उनसे) निराश / [| ०६/55/१८ +८६६5) 5४ 

लोगों रे eg 
हो गये और (लोगों ने) सोचा कि उनसे 
झूठ बोला गया है । तो हमारी (११८5०9 ७३.० ०0४ ५५ | 2.» IS 
सहायता उन तक पहुँची । अतः जिसे “4 


` 2} 2 | Ce G ३.) Y Sl 
हमने चाहा वह बचा लिया गया और >> ~ 
हमारा अज़ाब अपराधी लोगों से टाला OCs a 
नहीं जा सकता ।]]। 
उनकी ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन BETES BG 


में बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए निश्चित 2202 आल 
रूप से एक बड़ी शिक्षा है । यह कोई ८590S ७८७ ०५४४) 
झूठे रूप से बनायी हुई कथा नहीं {27 om ode 00] 
बल्कि उस (बात की) पुष्टि है जो B25 र 


का स्पष्टीकरण है तथा जो लोग ईमान 
लाते हैं उन के लिए हिदायत और 
करुणा है ।।।2। (रुकू) 





* अरबी शब्द कुज़िबू (उनसे झूठ बोला गया) का यह अभिप्राय है कि उन्होंने यह समझा कि हम से 
नबियों ने झूठ बोला है । जब अल्लाह की सहायता नबियों को प्राप्त हो गई तब उन लोगों को समझ 
आ गई कि उन नबियों ने जो भी कहा था वह सच था । 


(॥ 
3- सूरः अर-राद 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 44 आयते हैं । 

यहाँ अरबी खंडाक्षर अलिफ़-लाम-मीम के अतिरिक्त रा भी आया है और इस 
प्रकार अलिफ़-लाम-मीम-रा का अर्थ हुआ अनल्लाहु आ'लमु व आरा अर्थात्‌ मैं 
अल्लाह सबसे अधिक जानने वाला हूँ और देखता हूँ । 

इस सूरः में ब्रह्माण्ड के ऐसे छिपे रहस्यों पर से पर्दा उठाया गया है जिन की 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जानकारी नहीं 
थी । इसमें इस ओर भी संकेत है कि इससे पूर्व जो सूचनायें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के सामने वर्णन की गई हैं वे भी निस्सन्देह एक सर्वज्ञ अल्लाह की ओर 
से बताई गई थीं, जिनमें संदेह का कोई स्थान नहीं । 

ब्रह्माण्ड के रहस्यों में से सबसे मौलिक विषय जिसे यहाँ बताया गया है वह है 
गुरुत्वाकर्षण (74४/६9) की वास्तविकता । अल्लाह ने वर्णन किया कि धरती और 
आकाश अपने आप संयोगवश अपने कक्ष पर स्थित नहीं हो गये बल्कि समस्त आकाशीय 
पिंडों के मध्य एक ऐसी गुप्त शक्ति कार्य कर रही है जिसे तुम आँखों से देख नहीं सकते । 
इस शक्ति के परिणामस्वरूप अपने कक्ष पर स्थित समस्त आकाशीय पिंड मानो स्तंभो 
पर उठाए हुए हैं । अंतरिक्ष विज्ञान के जानकार गुरुत्वाकर्षण का यही अर्थ करते हैं । 
इसके विस्तृत विवरण का यहाँ अवसर नहीं । 

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय इस सूरः में यह वर्णित हुआ है कि किस प्रकार 
अल्लाह तआला ने स्वच्छ जल से धरती की प्रत्येक वस्तु को जीवन प्रदान किया है । 
समुद्र का जल तो अत्यन्त खारा होता है कि इससे स्थल भाग पर बसने वाले प्राणी और 
वनस्पति जीवन धारण करने के विपरीत मृत्यु का शिकार हो जाते हैं । इसमें समुद्र के 
पानी को निथार कर ऊँचें पहाड़ों की ओर ले जाने और फिर वहाँ से इसके बरसने और 
समुद्र की ओर वापस पहुंचते पहुंचते चारों ओर जीवन बिखेरने की व्यवस्था का उल्लेख 
किया गया है । इस व्यवस्था का बहुत गहरा सम्बन्ध आकाशीय बिजलियों से है जो 
समुद्र से वाष्प उठने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं और पानी भी बादलों के मध्य 
बिजली की कौंध के बिना बूँदों के रूप में धरती पर नहीं बरस सकता । बिजली को ये 
कड़के कई बार ऐसी भयंकर होती हैं कि कुछ के लिए वे जीवन दायक होने के बदले 
उनके विनाश का कारण बन जाती हैं । इस लिए कहा कि फ़रिश्ते ऐसे समय में अल्लाह 
तआला के समक्ष भय से काँपते हैं । इससे पूर्व अल्लाह तआला ने यह वर्णन भी कर दिया 
है कि प्रत्येक मनुष्य की सुरक्षा के लिए उसके आगे और पीछे ऐसे गुप्त रक्षक हैं जो 


(| 


अल्लाह तआला के विधान और आदेशानुसार ही उसकी सुरक्षा करते हैं | यह एक बहुत 
ही गहरा विज्ञान संबंधी विषयवस्तु है जिसका विस्तृत उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं 
परन्तु जिसको भी सामर्थ्य है वह इसके अर्थ-सागर में डुबकी लगा कर ज्ञान के मोती 
निकाल सकता है । 

फिर इस सूरः में यह भी कहा गया कि हमने प्रत्येक वस्तु को जोड़ा-जोड़ा पैदा 
किया है । अरब वासी इतना तो जानते थे कि खजूर के जोड़े होते हैं । परन्तु अन्य वृक्षों 
और फलों के सम्बन्ध में उनकी कल्पना में भी नहीं था कि वे भी जोड़े-जोड़े हैं । अतः 
यह एक नया विषयवस्तु वर्णन कर दिया गया जिसको आज के वैज्ञानिकों ने इस गहराई 
से समझ लिया है कि उनके अनुसार केवल प्रत्येक जीवित वनस्पति के जोड़े नहीं हैं 
बल्कि अणु-परमाणु में भी जोड़े मिलते हैं । द्रव्य (१/७॥॥27) के मुक़ाबले पर प्रतिद्रव्य 
(Anti-matter) का भी एक जोड़ा है । इस प्रकार यदि समस्त ब्रह्माण्ड को समेट 
दिया जाए तो उसका सकारात्मक तत्त्व उसके नकारात्मक तत्त्व से मिल कर समाप्त हो 
जाएगा और अनस्तित्व से अस्तित्व -निर्माण का सिद्धांत भी इन आयतों में छिपे अर्थो से 
सुलझ जाता है । 

इसके बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शत्रुओं पर तर्क पूरा 
करने के लिए एक ज़बरदस्त प्रमाण दिया जा रहा है कि यह महान नबी और इसके 
सहाबा रज़ि. कैसे पराजित हो सकते हैं जबकि उनका क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है और 
उनके शत्रुओं का क्षेत्र घटता चला जा रहा है । इसके बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को यह सांत्वना दी गई कि अन्ततः चाहे इस्लाम की भव्य विजय तू 
अपनी आँख से देख सके अथवा न देख सके, हम हर हाल में तेरे धर्म को समस्त संसार पर 
विजयी कर देंगे । 


त्रत 


सूरः ।3, अर-राद ||] पारः ।3 





A 20७ 90 ° °, 




















न अब न न न न न न जड़ अं 
E] 26 Pl CERN BM RY o ~ 5 4 % PS 
इ ES 45.0 द्घ | ¢ ह ] | Rls ~ 07 \ / 2 & ५७५५८ के £ » कटा. 9 
DES I ORY 30७) “डी aD AP HP HO) 
क ~“ 


नह अह भर आह बह भर आह भर 3६ 3६ भर » भर 06 आह भर जह जह 06 आह भर भ आह भह %ई 
अल्लाह के नाम pa जो अनंत कृपा NL ae os 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 

बार-बार दया करने वाला है ।!। 

अनल्लाहु आ'लमु व अरा : मैं  ८5|५* <| < 2 os 
अल्लाह हूँ सबसे अधिक जानने वाला हूँ, Fo 
और मैं देखता हूँ । ये संपूर्ण पुस्तक की ८5५ 9८5% 65 Oy) 
आयते हैं। और जो तेरी ओर तेरे रब्ब की IE ON 299 
ओर से उतारा गया, सत्य है परन्तु 
अधिकतर लोग ईमान नहीं लाते ।2। 
अल्लाह वह है जिसने आसमानों को ,८ ५, Cos NEB is टी 
बिना ऐसे स्तंभों के ऊँचा किया जिन्हें. ˆ ˆ 

तुम देख सको । फिर वह अर्श पर स्थि 7५१५ >० 9 3 
हुआ और सूर्य एवं चन्द्रमा को सेवा पर WY Gs 
नियुक्त किया । प्रत्येक वस्तु एक £ + सी 
निश्चित अवधि तक के लिए गतिशील hss Fb ir il Bee 
है। वह प्रत्येक काम को योजनापूर्वक 

करता है (और) अपने चिह्लों को खोल- O05 » » 53 55५5), »5.«/ 
खोल कर वर्णन करता है ताकि तुम अपने 

रब्ब से मिलने का विश्वास करो ।3। 

और वही है जिसने धरती को फैला [६७ e503 bs sil 3 
दिया और इसमें पर्वत और नदियाँ , 

बनाई और हर प्रकार के फलों में से ८% >< 52.55 2७ 5५255 


उसने उसमें दो-दो जोड़े बनाए । वह Eo 
रात के द्वारा दिन को ढाँप देता है । SOD sore 3 





निस्सन्देह इसमें सोच-विचार करने वाले 0035 238 ५2386] 
लोगों के लिए चिह्न हैं ।4। 

और धरती में एक दूसरे से जुड़े हुए क्षेत्र ६८ ६, , ०६ Es NGS 
हैं और अंगूरों के बाग़ और खेतियाँ और दि 


सूरः ।3, अर-राद || 


खजूर के वृक्ष भी, एक जड़ से एक से 
अधिक कोंपलें निकालने वाले और एक 
जड़ से अधिक कोंपलें न निकालने वाले 
हैं । ये (सब कुछ) एक ही पानी से सांचे 
जाते हैं । और हमने इनमें से कुछ को 
कुछ पर फलों की दृष्टि से महत्ता प्रदान 
की है । निस्सन्देह इसमें बुद्धिमान लोगों 
के लिए चिह् हैं ।5। 

और यदि तू आश्चर्य करे तो उनका यह 
कथन भी तो बहुत आश्चर्यजनक है कि 
क्या जब हम मिट्टी हो जाएँगे तो क्या 
हम अवश्य एक नयी सृष्टिं में ढाले 
जाएँगे ? यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने 
रब्ब का इनकार किया और यही हैं वे 
जिनकी गर्दनों में तौक़ होंगे तथा यही 
आग वाले लोग हैं । वे उसमें दीर्घ काल 
तक रहने वाले हैं ।6। 

और वे तुझ से बुराई को भलाई से पहले 
शीघ्रतापूर्वक माँगते हैं । जबकि उनसे 
पहले बुहत से शिक्षाप्रद उदाहरण गुज़र 
चुके हैं । और निस्सन्देह तेरा रब्ब लोगों 
के लिए उनके अत्याचार के बावजूद बहुत 
क्षमा करने वाला है । और निस्सन्देह तेरा 
रब्ब दंड देने में बहुत कठोर है ।7। 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
कहते हैं, ऐसा क्यों न हुआ कि इसके 
रब्ब की ओर से इस पर कोई एक निशान 


ही उतारा जाता । निस्सन्देह तू केवल हर 
एक सतर्ककारी है । और प्रत्येक जाति ' 


के लिए एक पथ-प्रदर्शक होता है ।8। 
(रुकू 7) 


| पारः 3 
EES EISEN, 
ENED 9०25: 
NG sgl eas 
७85५४ 28 HIBS 


A ४५००० 


\ 


7 ध Dd | i US 8] ¢ w 4 | च हू be 5 pe Lod 
£ CS ह > 


bx lz CE TZ 27 z 


5 2 

ule 9 ARR ह Co 
OLGA 

TE FRIES NS IME 
त a 7 | 92 

ER $ b vg >» uz Br 

Sats 5) SoC 

EE i है 56078 

OB 2 # ०२23 


सूरः ।3, अर-राद 


अल्लाह जानता है जो प्रत्येक मादा (गर्भ 
के रूप में) उठाती है और (उसे भी) 
जिसे गर्भाशय कम करते हैं और जिसे 
बढ़ाते हैं । और प्रत्येक वस्तु उसके 
निकट एक विशेष अनुमान के अनुसार 
होती है ।9। 

वह परोक्ष और प्रत्यक्ष का ज्ञाता है, 
बहुत बड़ा (और) बहुत ऊँची शान 
वाला है ।0| 

बराबर है तुम में से वह जिसने बात 
छिपाई और जिसने बात को प्रकट 
किया । और वह जो रात को छिप 
जाता है और दिन को (सरे आम) 
चलता फिरता है ।।]। 

उसके लिए उसके आगे और पीछे चलने 
वाले रक्षक (नियुक्त) हैं जो अल्लाह के 
आदेश से उसकी रक्षा करते हैं 
निस्सन्देह अल्लाह किसी जाति की 
अवस्था को नहीं बदलता जब तक वे 
स्वयं अपने आप को न बदलें । और जब 
अल्लाह किसी जाति के बुरे अन्त का 
निर्णय कर ले तो किसी प्रकार उसको 
टालना संभव नहीं । और उस के सिवा 
उनके लिए कोई कार्यसाधक नहीं ।।2।* 
वही है जो तुम्हें आसमानी बिजली 
दिखाता है जिससे कभी तुम भय और कभी 
लालच में पड़ जाते हो और (वही) बोझल 
बादलों को (ऊँचा) उठा देता है ।।3। 


{|| पारः 3 


Sed [5 3 42 2 bg ga EE 
WANS sls Goal) 
$ 


QO) | ey 


०५-०५ 9 3 


CU NEES 


Boe ER SSA 
(क्र ५४५ ८0: है 
>) (3 oh ७ i say 9D 
OL 
CHS 
हक IO) bl |‘ aS sbi Ee 
¢ है & | 2 529 क 
€ 
a 3 YS £ 323 954b5|)| |3| 9 


OU (१2 ०3०८)४ gis 





४ अरबी वाक्य मिन्‌ अम्रिल्लाहि यूँ तो अरबी मुहावरा की दृष्टि से बि अम्रिल्लाहि होना चाहिए था 
अर्थात्‌ अल्लाह के आदेश से । परन्तु यह विशेष ढंग दो अर्थ रखता है कि अल्लाह के आदेश से, 
अल्लाह ही के विधान से बचाने के लिए अल्लाह का आदेश प्रकट होता है । 


सूरः 3, अर-राद 


और बिजली की घन-गरज उसकी 
स्तुति के साथ (उसका) गुणगान करती 
है और फ़रिश्ते भी उसके भय से 
(गुणगान कर रहे होते हैं) । और वह 
कड़कती हुई बिजलियाँ भेजता है और 
उनके द्वारा जिसे चाहे विपत्ति में डालता 
है । जबकि वे अल्लाह के बारे में झगड़ 
रहे होते हैं । और वह पकड़ करने में 
बहुत कठोर है |।4। 

सच्ची दुआ उसी से माँगी जाती है । और 
जिन्हें वे उसके सिवा पुकारते हैं वे 
उनकी किसी बात का उत्तर नहीं देते । 
हाँ परन्तु (वे) उस व्यक्ति की भाँति 
(हैं) जो अपने दोनों हाथ जल की ओर 
बढ़ाए ताकि वह उसके मुँह तक पहुँच 


।; | पारः 3 


Oars Es 
5 I £ ® 4 PC 

२58 Gel yal ०:25 

G हर! PR 5 5 ~ ९ 5 

५03 ०9०७२ BEA 


b &..! रा > 4 73 Z 


००2+ 


| 7 ३०८ 


जाए । हालाँकि वह (जल) किसी प्रकार द 
उस तक पहुँचने वाला नहीं । और eG 
काफ़िरों की दुआ पथभ्रष्टता में भटकने 

के सिवा और कुछ नहीं ।!5। 

और जो आकाशों और धरती में हैं VIN se NS ia ५0 ५ 
अल्लाह ही को सजदः करतेहैं। चाहें , , :. &32 fis 
खुशी से करें चाहे विवशता से और ०२५ (७५ 3 ५७:5० 5 ८ 
उनकी परछाइयाँ भी सुबह और शाम | BUN: 


(के समय सजदः करती हैं) ।।6। 

तू पूछ, आकाशों और धरती का रब्ब 
कौन है ? (और) कह दे कि अल्लाह ही 
है । तू कह दे, क्या फिर तुम उसके सिवा 
ऐसे मित्र बना बैठे हो जो स्वयं अपने 
लिए भी न लाभ की और न हानि की 
कुछ शक्ति रखते हैं ? तू पूछ, क्या अंधा 
और देखने वाला बराबर हो सकते हैं ? 


4b NZ, | 4 6 2 
(5 2239-१० ५००३ १७७ 
YEU I 35 dE $750॥ 

¢ ४.) 9S (७ 
2:4} 2 4 22 


Wises Yo: 
RESO iz >< ~ 27 is 


सूरः 3, अर-राद 


और अंधकार और प्रकाश एक समान हो 
सकते हैं ? अथवा क्या उन्होंने अल्लाह 
के सिवा ऐसे साझीदार बना रखे हैं 
जिन्होंने उसकी सृष्टि की भाँति सृष्टि 
रचना की है, फिर उन पर सृष्टि सन्दिग्ध 
हो गई ? तू कह दे कि अल्लाह ही 
प्रत्येक वस्तु का स्रष्टा है । और वह 
अद्वितीय (और) प्रतापवान्‌ है ।।7। 
उसने आसमान से पानी उतारा तो 
घाटियाँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार बह 
उठीं और बाढ़ ने ऊपर आजाने वाली 
झाग को उठा लिया । और वे जिस 
वस्तु को आग में डाल कर दहकाते हैं 
ताकि ज़ेवर या दूसरे सामान बनाएँ 
उससे भी इसी प्रकार की झाग उठती 
है। इसी प्रकार अल्लाह सच और झूठ 
का उदाहरण वर्णन करता है । अतः 
जो झाग है वह तो बेकार चली जाती 
है । और जो लोगों को लाभ पहुँचाता 
है वह धरती में ठहर जाता है । इसी 
प्रकार अल्लाह उदाहरणों का वर्णन 
करता है ।।8। 


पारः 3 


el SEN es 
U5 glee lal ¢ >~ A 
Ep i 2g 


OI Sls 583 


CSE HEARS 


जो लोग अपने रब्ब की बात को स्वीकार ( * ^| =e Dlg 6 ४०.४ 


करते हैं उनके लिए भलाई है और वे 
लोग जो उसकी (बात को) स्वीकार 
नहीं करते यदि वह सब का सब उनका 
हो जाये जो धरती में है और उसके 
बराबर और भी हो तो वे उसको देकर 
अवश्य अपनी जानें छुड़ाने का प्रयत्न 
करेंगे । ये वे लोग हैं जिनके लिए बहुत 
बुरा हिसाब (निश्चित) है और उनका 


GSO DNS SCN 
ik, 5.4 


2 | cs Yass < 9 (कलर U2) yl 


PY] Le eb Cones 2 8 का 
S99 COLL २० 29 | 


सूरः 3, अर-राद 


ठिकाना नरक है । और क्‍या ही बरा f& 


ठिकाना है ।।9। (रुकू -ह-) 

तो क्या वह जो जानता है कि जो तेरे 
रब्ब की ओर से तेरी ओर उतारा गया है 
सत्य है, उसकी भाँति हो सकता है जो 
अंधा हो ? निस्सन्देह उपदेश केवल 
बुद्धिमान लोग ही ग्रहण करते हैं ।20। 
(अर्थात) वे लोग जो अल्लाह के (साथ 
की हुई) प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और 
दृढ़ प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ते ।2]। 

और वे लोग जो उसे जोड़ते हैं जिसे 
जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया और 
अपने रब्ब से डरते हैं और बुरे हिसाब से 
भय करते हैं ।22। 


और वे लोग जिन्होंने अपने रब्ब की 
प्रसन्नता के लिए धैर्य धारण किया और 
नमाज़ को क़ायम किया और जो कुछ 
हमने उनको दिया उसमें से छुपा कर भी 
और दिखा कर भी खर्च किया और जो 
नेकियों के द्वारा बुराइयों को दूर करते 
रहते हैं । यही वे लोग हैं जिनके लिए 
(परकालीन) घर का (सर्वोत्तम) 
परिणाम है ।23। 

(अर्थात) स्थायी स्वर्ग हैं । उनमें वे 
प्रविष्ट होंगे और वे भी जो उनके पूर्वजों 
और उनकी पत्नियों और उनकी संतानों 
में से सुधर गए । और फ़रिश्ते उन के 
पास प्रत्येक द्वार से आ रहे होंगे ।24। 
(यह कहते हए) सलाम हो तुम पर उस 
कारण जो तुम ने धैर्यं धारण किया । 


।}} पारः 3 


Dd 


orn SS > 
5 CI >> | Es | Cre | 
Er Tor हे L {72 ES हि 4-2 

Ee SSF _9४ 


कक 


AZT ~ | 


ej 3B 5 ४.४५ 
६35 A PHEW IEE 
ALSO GSE Se, 

ga 2g sl 


e359 «६१० 9 >&-2 ५ | ०१ 


Obs: w FE >~ 89७ 5१ /॥ च |~ 9 
FECHA dn 


सूरः 3, अर-राद 


अतः क्या ही अच्छा है (परकालीन) घर 
का परिणाम ।25। 

और वे लोग जो अल्लाह से की गई 
प्रतिज्ञा को पक्का करने के बाद तोड़ देते 
हैं और उसे काटते हैं जिसके जोड़ने का 
अल्लाह ने आदेश दिया है और धरती में 
फसाद करते फिरते हैं । यही वे लोग हैं 
जिनके लिए ला'नत है और उनके लिए 
सबसे बुरा घर होगा ।26। 

अल्लाह जिसके लिए चाहे जीविका बढ़ा 
देता है और संकुचित भी करता है । 
और वे लोग सांसारिक जीवन पर ही 
प्रसन्त हो गए हैं । और परलोक में 
सांसारिक जीवन की वास्तविकता एक 
तुच्छ सुख-साधन के सिवा कुछ (याद) 
न रहेगी ।27। (रुकू -) 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया, 
कहते हैं क्यों न इस पर इसके रब्ब 
की ओर से कोई एक चिह्न ही उतारा 
गया । तू कह दे निस्सन्देह अल्लाह 
जिसे चाहता है पथभ्रष्ट ठहराता है 
और अपनी ओर (केवल) उसे 
हिदायत प्रदान करता है जो (उसकी 
ओर) झुकता है ।28। 

(अर्थात्‌) वे लोग जो ईमान लाए और 
उनके दिल अल्लाह की याद से संतुष्ट हो 
जाते हैं। सुनो ! अल्लाह ही की याद से 
दिल संतुष्टि पाते हैं ।29। 

वे लोग जो ईमान लाए और नेक कर्म 
किए उनके लिए बहुत पवित्र स्थान और 
बहुत ही उत्तम लौटने की जगह है ।30। 


र 


§ 


्ई< £2१) 5 


ON 832 25a) sl 


BAEC RR है) rrr 
pele eed 
ECVE 


w 


aie Ee | pe (3.2५ :)२-०॥ 09 


AMOS 9505 


Ed | 


BEE iE Ass 
Fo PENSE 


Dd 
OO SIT al 


PNET Rg] 
Ol > कल! 


सूरः 3, अर-राद 


इसी प्रकार हमने तुझे एक ऐसी उम्मत में 
भेजा जिससे पहले कई उम्मतें गुज़र 
चुकी थीं ताकि तू उन पर उसे पाठ करे 
जो हमने तेरी ओर वहइ किया, हालाँकि 
वे रहमान का इनकार कर रहे हैं । तू कह 
दे, वह मेरा रब्ब है । उसके सिवा कोई 
उपास्य नहीं । उसी पर मैं भरोसा करता 
हूँ और उसी की ओर मेरा विनम्रता पूर्वक 
झुकना है ।3!। 

और यदि कुरआन ऐसा होता कि उससे 
पहाड़ चलाए जा सकते अथवा उससे 
धरती फाड़ी जा सकती अथवा उसके 
द्वारा मुर्दौ से बात-चीत की जा सकती 
(तो भी वे संदेह करते) । वास्तविकता 
यह है कि फैसला पूर्णतया अल्लाह ही 
का होता है । अतः क्या वे लोग जो 
ईमान लाए हैं इस बात से अवगत नहीं 
हुए कि यदि अल्लाह चाहता तो सब के 
सब मनुष्यों को हिदायत दे देता ? 
और वे लोग जो काफिर हुए उन्हें उनके 
कर्मो के कारण (दिलों को) खटखटाने 
वाली एक विपत्ति पहुंचती रहेगी 
अथवा वह (चेतावनी) उनके घरों के 
निकट उतरेगी यहाँ तक कि अल्लाह 
का वचन आ पहुँचे। निस्सन्देह अल्लाह 
वचन भंग नहीं करता ।32।* 


(रुकू [5 ) 


39०4) oleae 


~ 


ee) ¢ 


b (ne 2 7 


SN 
TUE get 


FR 0 
@ 
\ 
E 
Fs 

(55 

—— 





* कुरआन पाठ करने से न तो पहाड़ टलते हैं, न धरती फाड़ी जा सकती है, न मुर्दो से बात-चीत की 
जा सकती है, बल्कि ये बातें अल्लाह के आदेश से संभव हो सकती हैं । इसमें इस ओर भी संकेत है 
कि हज़रत मसीह अलै. के कहने पर न पहाड़ टलते थे, न धरती फाड़ी जाती थी, न मुर्दे जीवित किए 
जाते थे बल्कि अल्लाह ही का आदेश चलता था । 


सूरः ।3, अर-राद 


और निस्सन्देह तुझ से पहले रसूलों से भी 
उपहास किया गया । फिर मैंने उन्हें 
जिन्होंने इनकार किया, कुछ ढील दी 
फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया । तो मेरा दंड 
कैसा (शिक्षाप्रद) था ? ।33। 

तो क्या वह जो हर एक जान पर 
निरीक्षक है कि उसने क्या कमाया 
(सच्चाई के साथ जाँच-पड़ताल करने 
का अधिकारी नहीं ?) । और उन्होंने 
अल्लाह के साझीदार बनाये हैं । तू कह 
दे, उनके नाम तो गिनाओ । अथवा 
क्या फिर तुम उसे ऐसी बात से अवगत 
कराओगे जिसकी वह समग्र धरती में 
कोई जानकारी नहीं रखता ? अथवा 
(ये) केवल दिखावे की बातें हैं ? 
वास्तविकता यह है कि जिन लोगों ने 
इनकार किया उनके लिए उनके छल- 
कपट सुन्दर बना दिए गए और वे 
(हिदायत के) मार्ग से रोक दिए 
जाएँगे। और जिसे अल्लाह पथभ्रष्ट 
घोषित कर दे उसे हिदायत देने वाला 
कोई नहीं ।34। 

उनके लिए सांसारिक जीवन में अज़ाब है 
और परलोक का अज़ाब अत्यन्त कठोर 
है । और अल्लाह से उन्हें बचाने वाला 
कोई नहीं ।35। 


उस स्वर्ग का उदाहरण जिसका 
मुत्तक्रियों से वादा किया गया है (यह 
है) कि उसके दामन में नहरें बहती हैं । 
उसका फल और उसकी छाया भी 


|} पारः 3 


८४३ ४3 २ sells 
ES 
epi SS 
Ld le Eyl 
ह 
MN Os bie 
०५०९४ २००४ ०४३! 
3०9 ०४३5 2) 
CS Wi 5:28 02 | 
OI £ 


Fees oer 2sre—Z 
os las SS 


5 


~ 


DESSEM sie कस 
SEEN 

> 4b jo Z 5% क 

GS ०१४६४ INN 


2s oe Uo 


सूरः 3, अर-राद 


चिरस्थायी हैं । यह उन लोगों का अंत है 
जिन्होंने तक़वा धारण किया जबकि 
काफ़िरों का अंत आग है ।36। 

और जिन लोगों को हमने पुस्तक दी वे 
उससे जो तेरी ओर उतारा जाता है 
प्रसन्‍न होते हैं । और विभिन्न गिरोहों में 
से कुछ ऐसे हैं जो इसके कुछ भागों का 
इनकार कर देते हैं । तू कह दे कि 
निस्सन्देह मुझे यही आदेश दिया गया है 
कि मैं अल्लाह की उपासना करूं और 
उसका कोई समकक्ष न ठहराऊँ । उसी 
की ओर मैं बुलाता हैँ और उसी की ओर 
मेरा लौटना है ।37। 

और इसी प्रकार हमने उसे एक सरल 
और शुद्ध भाषा संपन्न आदेश के रूप में 
उतारा है । और तेरे पास ज्ञान आ चुकने 
बाद यदि तू उनकी इच्छाओं का 
अनुसरण करे तो तुझे अल्लाह की ओर से 
कोई मित्र और कोई बचाने वाला न 
मिलेगा ।38। (रुकू उ) 

और निस्सन्देह हमने तुझ से पहले बहुत 
से रसूल भेजे और हमने उनके लिए 
पत्नियाँ बनाई और सन्तान भी 
(बनाये) । और किसी रसूल के लिए 
यह संभव नहीं कि कोई एक आयत भी 
अल्लाह की आज्ञा के बिना ला सके । 
और प्रत्येक निश्चित घड़ी के लिए एक 
लेखपत्र है ।39| 

अल्लाह जो चाहे मिटा देता है और 
क़ायम भी रखता है और उसके पास 
सभी लेखपत्रों का मूल है ।40। 


{5 


पारः 3 


PANS _ 6६ 000५७ $ 
SFIS IES 


0H CNIS 
Sis Nesey 
ALES ४) ७ 4-४ 
ENE 42॥ * 2 ८), 3४५ 

ol 


vz Ge ~ 2 4] AES Wes) 0 
0४०७ = ETON ५ 
ellis siglo 0 ८4 

Y 2 > 
25४ HANG ll 


SR 
(2 ९ Ys 


foo 


CE sis YESS 
बट pe 

JsHO6 Ls 4,553 553 
a CBN 322५ <2५ 


7 WA 


OSES us | US 


| 3 


Lee od ४ 


© Co |] 


सूरः 3, अर-राद 


और यदि हम तुझे उन डरावने वादों में 
से कुछ दिखा दें जो हम उनसे करते हैं 
अथवा तुझे मृत्यु दे दें तो (प्रत्येक दशा 
में) तेरा काम केवल स्पष्ट रूप से 
पहुँचा देना है और हिसाब लेना हमारे 
ज़िम्मे है ।4। 

क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि 
निश्चित रूप से हम धरती को उसके 
किनारों से घटाते चले आ रहे हैं और 
अल्लाह ही निर्णय करता है । उसके 
निर्णय को टालने वाला कोई नहीं और 
वह हिसाब (लेने) में बहुत तेज़ है |42। 
और निस्सन्देह उनसे पहले लोगों ने 
भी योजना बनायी थी । अतः प्रत्येक 
योजना पूर्णतया अल्लाह ही के 
अधिकार में है । वह जानता है जो हर 
एक जान कमाती है और इनकार करने 
वाले अवश्य जान लेंगे कि (भावी) 
घर का (सर्वोत्तम) परिणाम किस के 
लिए है ।43। 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया, 
कहते हैं कि तू (अल्लाह की ओर से) 
भेजा हुआ नहीं है । तू कह दे कि मेरे 
और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह के रूप 
में पर्याप्त है और वह भी (गवाह है) 
जिसके पास पुस्तक का ज्ञान है ।44। 


(रुकू > ) 


| 
Fie! et 4; | EO > 7 3 +b ~ A 


पारः 3 


9 4 2 है 49०2 < ४; ह [i 2 | 2 
Lad GH EE SERS 


5 | 2 oa 
5. | ENE sz bes so (8 4 CSE | 5% i 5 
~ 
र 9 


ois 


~ TE Ce ~ ~ 


he FM ५62५ 3 a 
NCHS Neg SUC VF 
SSE Ee 


®) |) LEE 


Z 


be NM 355 Cy सा] Te 
५... ०. | 3 ४५६ CS) Os 


४ pe 5+ sz(Z > & 0 व न 
gr ५०४ RES 


E LST र्‌ 7 ed 277 
BAe २-६ (४५ 


{5 


4- सूरः इब्राहीम 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 53 आयें हैं । 

इस सूरः का आरम्भ भी खंडाक्षरों से हुआ है । सूर: यूनुस में भी अलिफ़-लाम-रा 
आ चुका है वही व्याख्या यहाँ पर भी लागू होती है । 

इससे पूर्ववर्ती सूर: का अंत इस आयत पर हुआ है :- 

“और वे लोग जिन्होंने इनकार किया कहते हैं कि तू (अल्लाह की ओर से भेजा 
हुआ) नहीं है । तू कह दे कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह के रूप में पर्याप्त है 
और वह भी (गवाह है) जिसके पास पुस्तक का ज्ञान है । 

इस सूरः का आरम्भ भी पुस्तक की चर्चा से हुआ है और पुस्तक के उतरने का यह 
रहस्य वर्णन किया गया है कि यह तुझ पर इस कारण उतारी जा रही है ताकि लोगों को 
अन्धेरों से प्रकाश की ओर निकाला जाए । फिर यह भी चर्चा की गई है कि हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम को भी इसी उद्देश्य से पुस्तक दी गई थी । फिर हज़रत मूसा अलै. की उस 
चेतावनी का वर्णन है जिससे आपने अपनी जाति को सतर्क किया कि यदि तुम और वे 
सभी जो धरती में बसते हैं मेरा इनकार कर दोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारे इनकार से 
बेपरवाह है और तुम उसकी स्तुति न भी करो तो वह अपने आप में स्वयं स्तुति के योग्य 
है । 

उसके बाद विभिन्न नबियों का वर्णन है कि उनकी जातियों ने इनकार क्यों 
किया | उनके इनकार का आधार यही था कि वे रसूलों को अपने जैसा एक मनुष्य 
समझते थे जिन पर अल्लाह तआला की पवित्र वहइ उतर ही नहीं सकती । 

इस सूरः में एक नई बात यह भी पाई जाती है कि कल्ले मुर्तद (धर्मत्यागी की 
हत्या करना) के सिद्धान्त की बहस उठाई गई है और कहा गया है कि धर्मत्यागी की 
हत्या का सिद्धान्त रसूलों के इनकार करने वालों का साझा सिद्धान्त था । अतः उन्होंने 
प्रत्येक रसूल को अपनी सोच के अनुसार धर्मत्यागी समझते हुए उसके अन्त से सावधान 
किया कि हम धर्मत्यागी को अवश्य दंड दिया करते हैं जो कि अपनी धरती से तब तक 
निर्वासित होता है जब तक वह हमारे धर्म में न लौट आए । अतः अल्लाह तआला ने 
अपने रसूलों पर वहइ की कि तुम्हारे विनाश का दावा करने वाले स्वयं ही नष्ट कर दिए 
जाएँगे, यहाँ तक कि जिन धरतियों के वे स्वामी बन बैठे हैं उनके बाद तुम उनके 
उत्तराधिकारी बना दिए जाओगे । 

इसी सूरः में अरबी शब्द कलिमः (उक्ति) की एक शानदार व्याख्या की गई है 
और इसी प्रकार शब्द शजरः (वृक्ष) के अर्थ भी खूब खोल दिए गए हैं । पवित्र वृक्ष का 


{ 


उदाहरण पवित्र व्यक्तियों अर्थात नबियों की भाँति है जिनकी जड़ें देखने में धरती में गड़ी 
होती हैं परन्तु वे अपना आध्यात्मिक भोजन आसमान से प्राप्त करते हैं और हर हाल में 
उनको यह भोजन प्रदान किया जाता है चाहे सुख के दिन हों अथवा दुःख के दिन हों । 
और अपवित्र वृक्ष से अभिप्राय नबियों के विरोधी हैं, जो इस प्रकार धरती से उखाड़ फेंक 
दिए जाएँगे जैसे वे पौधे जो तेज़ हवाओं के कारण धरती से उखड़ जाते हैं और हवाएँ उन्हें 
उसी दशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इधर-उधर करती रहती हैं । अतः नबियों के 
विरोधियों की भी यही दशा होगी । वे बार-बार अपने सिद्धान्त परिवर्तित करेंगे और 
अन्ततः मिट्टी में मिला दिए जाएँगे । 

इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वह दुआ वर्णित हुई है जो ख़ाना- 
क़ा बा से सम्बन्धित है और इसमें अल्लाह तआला से यह प्रार्थना की गई है कि ख़ाना- 
का'बा के पास रहने वालों को दूर-दराज़ से हर प्रकार के फल प्रदान किए जाएँ । यह 
दुआ इसी प्रकार पूरी हुई । मक्का वालों को भौतिक फल भी दिये गए और आध्यात्मिक 
फल भी दिये गये और इसका संक्षिप्त वर्णन सूरः कुरैश में किया गया है । आध्यात्मिक 
फलों में सबसे बड़ा फल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रूप में प्रकट 
हुआ अर्थात आप वह पवित्र कलिमः बन कर उभरे जो मानव समाज को आसमानी फल 
प्रदान करता है । 

इस सूरः के अन्त पर वर्णन किया गया है कि काफिर इस्लाम के विरुद्ध या रसूलों 
के विरुद्ध जितने भी षड्यन्त्र करना चाहें, यहाँ तक कि उनके षड़यन्त्रों के द्वारा पहाड़ 
जड़ों से उखेड़ फेंके जाएँ तब भी वे अल्लाह के रसूलों को असफल नहीं कर सकते । 

यहाँ पहाड़ों का उदाहरण इस लिए दिया गया है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को भी विशाल पहाड़ के समान सर्वश्रेष्ठ रसूल के रूप में दर्शाया 
गया है । अतः इस सूरः का अंत इन शब्दों पर होता है कि हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इनकार करने वालों की धरती और उनके आकाश 
परिवर्तित कर दिए जाएँगे और नयी धरती व आकाश बनाए जाएँगे जिसके 
परिणामस्वरूप पूर्ण प्रभुत्व वाले अल्लाह की ओर वे गिरोह-दर-गिरोह निकल खड़े 
होंगे । 


प्रत्र 


सूरः 4, इब्राहीम 


A A A A जे5 





/ ° 3 के 


pss Meds 


Z 








2 |: 


EA, ६4 ¢ 


A A: 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।। | 
अनल्लाहु अरा : मैं अल्लाह हैँ, मैं 
देखता हूँ । यह एक पुस्तक है जिसे 
हमने तेरी ओर उतारी है ताकि तू लोगों 
को उनके रब्ब के आदेश से अन्धकारों से 
प्रकाश की ओर निकालते हुए उस मार्ग 
पर डाल दे जो पूर्ण प्रभुत्व वाले (और) 
स्तुतियों वाले का मार्ग है ।2। 

अर्थात अल्लाह (का मार्ग) जिसका वह 
सब कुछ है जो आसमानों और धरती में 
है और काफिरों के लिए एक कठोर 


अज़ाब से विनाश (निश्चित) है ।3। 


(अर्थात) उनके लिए जो परलोक के 
मुक़ाबले पर सांसारिक जीवन से 
अधिक प्रेम रखते हैं और अल्लाह के 
मार्ग से रोकते हैं और उसे टेढ़ा 
(करना) चाहते हैं । ये लोग घोर 
पथश्रष्टता में लिप्त हैं ।4। 

और हमने प्रत्येक पैगम्बर को उसकी 
जातीय भाषा के साथ भेजा ताकि वह 
उन्हें खूब खोल कर समझा सके । अतः 
अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट 
ठहराता है और जिसे चाहता है हिदायत 
देता है । और वह पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।5। 





६ A ९ न, बह अब जे अब जाई 


Or LD Ms 


A, 


EE SIE 
OL slap 
Obes das 
3s BCS 540 
| i < हर < : 

(5 RAS 3०353 eV 


3 4 (7 
OSE 
क Fe (६ a lz >> ~ 27 
CIN OID: 


YL LIF) 


3 EE 
७2८४५ ४४ 
LY 0३४ Le EGS 
है 
BN gs eit 
RCN EE 


सूरः ।4, इब्राहीम 


और निस्सन्देह हमने मूसा को अपने 
चिह्लों के साथ (यह आदेश देकर) भेजा 
कि अपनी जाति को अन्धकारां से 
प्रकाश की ओर निकाल ला और उन्हें 
अल्लाह के दिन याद करा । निस्सन्देह 
इसमें प्रत्येक धैर्य धारण करने वाले 
(और) बहुत कृतज्ञ व्यक्ति के लिए 
अनेक चिह हैं ।6। 

और (याद करो) जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहा कि अल्लाह की नेमत को 
याद करो जो उसने तुम पर की, जब 
उसने तुम्हें फ़िरऔन की जाति से मुक्ति 
प्रदान की । वे तुम्हें बहुत बुरी यातना 
देते थे और तुम्हारे बेटों की तो हत्या कर 
देते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित 


रखते थे । और इसमें तुम्हारे रब्ब की ६ 


ओर से (तुम्हारे लिए) बहुत बड़ी 
परीक्षा थी ।7। (रुकू उङ ) 

और जब तुम्हारे रब्ब ने यह घोषणा की 
कि यदि तुम कृतज्ञता प्रकट करोगे तो मैं 
अवश्य तुम्हें बढ़ाऊँगा । और यदि तुम 
कृतघ्नता करोगे तो निस्सन्देह मेरा 
अज़ाब बहुत कठोर है ।8। 

और मूसा ने कहा, यदि तुम और वे जो 
धरती में (बसते) हैं सब के सब 
कृतघ्नता करें तो निस्सन्देह अल्लाह बे- 
परवाह (और) स्तुति योग्य है ।9। 


क्या तुम तक उन लोगों के समाचार नहीं , 
आए जो तुम से पहले थे अर्थात्‌ नूह की £ 
जाति के, और आद और समूद (जाति) ६ (+ 


के और उन लोगों के जे उनके बाद थे । 


{| पारः 3 


24727 


yl a | il Ss 
OE 36) all pel A359 
OIL ESS 4 


IS - 9 5 x [5६ न 
LE] 3.93 | de 2 Ls L) > | 
2 27s e |, w Fe 32 dE ST है! 
0353 Oly 23) SE 
Z IRINA Z | SR 5A AIR 
Os ales 

Lg 36 2 Eg 28 
ह! PR Ia 27 2 [ 
33 £ Oss 3 ०5 ४ २! 
Ce SY ~ SS www ५) हज | 
(2 ob 545 5% 23 


LG ६७ 55४ 


~ 


Se rr Fe Pe 
PICS GSU rips] 
(Cpl 53458 ics 


सूरः ।4, इब्राहीम || पारः 3 


उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। - 52८ “८६|| se a 
उनके पास उनके रसूल सुस्पष्ट चिह्न ले | हि हे 
कर आए तो उन्होंने (अहंकार करते हुए) 3 2४2 | | 3555 Chol Ne कह 
अपने हाथ अपने मुहों में ख लिए और. _ _ ee हि हे हे 
कहा, निस्सन्देह हम उस बात का जिसके. “2 ८०> ५) | 9 2% 
साथ तुम भेजे गए हो, इनकार करते हैं । EERIE oo oe रडा 
और निस्सन्देह हम उसके बारे में जिसकी i 3 FE 
ओर तुम हमें बुलाते हो बैचैन कर देने £ OL ps 
वाली शंका में पड़े हुए हैं ।0। 

उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के ४८६ 5६4 324८325 
बारे में कोई सन्देह है जो आसमानों ' , 5 I 
और धरती का पैदा करने वाला है ? 5१42 2339 ०० s) 
वह तुम्हें बुलाता है ताकि वह तुम्हारे 22.5 ६८ is 
पाप क्षमा कर दे और तुम्हें अन्तिम ट थक 
निश्चित अवधि तक कुछ और ढील दे 555 :६7७8॥ 3 
दे । उन्होंने कहा कि तुम हमारी तरह _ ¢ ee {efi 
के मनुष्य ही हो । तुम चाहते हो कि 09७७१०००0१००7 ए 
हमें उन (मूर्तियों) से रोक दो जिनकी ७८४.३.-.०-, ६:58 ६ 

हमारे पूर्वज उपासना किया करते थे । 5 
अतः हमारे पास कोई सुस्पष्ट प्रबल 
तर्क तो लाओ ।।!। 

उनके रसूलों ने उनसे कहा, हम तुम्हारी हु: 70% 07 2 कि एड ७४4 2208. 
तरह के मनुष्य होने के अतिरिक्त कुछ 32 eda ES PET 
नहीं । परन्तु अल्लाह अपने भक्तों में से “4८१८५० ८०३ ९0> ह 
जिस पर चाहे दया करता है । और हम 2 5G Gs ose: 

में सामर्थ्य नहीं कि कोई बड़ा चिह्न = र TRF 
अल्लाह के आदेश के बिना ले आयें । £५9 5-23 3] _ 2-३ 
और फिर चाहिए कि अल्लाह ही पर दल हे $; 
मोमिन भरोसा करें ।2। SOA Ps 
और हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह पर (| ८१75744 हद Ses 
भरोसा न करें जब कि उसने हमारी राहों 


सूरः ।4, इब्राहीम 


की ओर (स्वयं) हमें हिदायत दी है । 
और जो तुम हमें कष्ट पहुँचाओगे हम 
निस्सन्देह उस पर धैर्य धारण करेंगे । 
और फिर चाहिए कि अल्लाह ही पर 
भरोसा करने वाले भरोसा करें ।।3। 

(र्कू न ) 
और उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया 
अपने रसूलों से कहा कि हम अवश्य 
तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे अथवा 
तुम अवश्य हमारे धर्म में वापस आ 
जाओगे । तब उनके रब्ब ने उनकी ओर 
वहइ की कि निस्सन्देह हम अत्याचारियों 
का विनाश कर देंगे ।।4। 
और अवश्य हम तुम्हें उनके बाद राज्य 
में बसा देंगे । यह उसके लिए है जो मेरी 
सत्ता से डरता है और मेरी चेतावनी से 
भयभीत होता है ।।5। 
और उन्होंने (अल्लाह से) विजय माँगी 
और प्रत्येक अत्याचारी शत्रु हलाक हो 
गया ।6। 
उस से परे नरक है और उसे पीप मिला 
हुआ पानी पिलाया जाएगा ।।7। 


वह उसे घूँट-घूँट पिएगा और सरलता से 
उसे निगल न सकेगा । और प्रत्येक दिशा 
से मृत्यु उस की ओर लपकेगी जबकि 
वह मर नहीं सकेगा । और उससे परे एक 
और कठोर अज़ाब है ।8। 

उन लोगों का उदाहरण जिन्होंने अपने 
रब्ब का इनकार किया, यह है कि उनके 
कर्म उस राख की भाँति हैं जिस पर एक 


{) 


पारः 3 


| RH ७२2 


(ode 
OOS oe | ls kes 


(ROx 


)ै 


न्न्‌ 


>> ५० 


(3७५3 %८४ sl Ls) CS 
(४०.४ ०५२2-७४) _535 BU 

| 7 4 248 | 50 
as Coats) YSN 


~ 
w 


३ 
© 


~ 
IF २० 4% 


> LS > [ब 9 ) as 


डी 
fer प्र 


नी 
+ FR 7 2 9८ 76 5 ०७ 
® SS 


Tr EST ENS 


= 


९० 222०० gs 
4205945 840 <-. ४५ 4 LES 


® 52% है FIZ Tess ~ 
० Rl 905 (25 


gil 5 wz a ८-2: > Ee Rn 


सूरः ।4, इब्राहीम 


आँधी वाले दिन तेज़ हवा चले । जो 
कुछ उन्होंने कमाया उसमें से किसी 
चीज़ पर वे अधिकार नहीं रखते । यही 
वह घोर पथभ्रष्टता है ।।9। 

क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ने 
आसमानों और धरती को सत्य के साथ 


पैदा किया है । (हे मनुष्यो !) यदि वह 
चाहे तो तुम्हें ले जाए और नई सृष्टि ले 
आए ।20|" 


और अल्लाह के लिए वह कुछ कठिन 
नहीं ।2।। 

और अल्लाह के समक्ष वे इकट्रे निकल 
खड़े होंगे । अतः जिन्होंने अहंकार 
किया, दुर्बल लोग उनसे कहेंगे हम तो 
तुम्हारे ही पीछे चलने वाले थे, तो क्या 
तुम अल्लाह के अज़ाब में से कुछ थोड़ा 
सा हम से टाल सकते हो । वे कहेंगे, 
यदि अल्लाह हमें हिदायत प्रदान करता 
तो हम तुम्हें भी अवश्य हिदायत दे देते । 
(अब) चाहे हम विलाप करें या धैर्य धरें 
हमारे लिए बराबर है । बच निकलने की 
हमें कोई राह उपलब्ध नहीं ।22। 

(रुकू तड) 
और जबकि फैसला निपटा दिया 
जाएगा। शैतान कहेगा कि निस्सन्देह 
अल्लाह ने तुम से सच्चा वादा किया था 
जबकि मैं तुम से वादा करके फिर वादा 
तोड़ता रहा । और मुझे तुम पर कोई 


। [| पारः 3 


VS Ue 33 Y 82६ 
OL Sl 2 Es ‘ECE 25 


2 > 272 > bl 2 
COED NX SHIRE 
PRES IE 
C) >> 


हर 
\ 


Fe iP & af uk | | कि rf 
७ ४०-४७ sss 


aT हा id 5 (कर A % ES BI 
Vi SES Ce 50 |$3) 255 
७८ ES NSEC ४3॥) 
५ १८३०६८ ८२१२ नबर Ae 
Il LEO 

HIDES OF IS 
h (६ Es |» [$ +b ‘Er 7 हज 

WES HIE CSTs 
a Ml Tees ह ~ 
fl CE UAE lg Fe 


ly ie > 639 # is 6 57 7 


NSN Es 
28545535 _$5535 +<-5< 5 

जे पा ¢ AIT ITZ 
BSCE 38४७3 sb 


* यहाँ इस बात की सम्भावना दर्शाई गई है कि यदि अल्लाह चाहे तो मनुष्य-जाति को पूर्णतया नष्ट 
करके एक नई सृष्टि को धरती का उत्तराधिकारी बना सकता है । और यह अल्लाह तआला के लिए 


कोई कठिन काम नहीं । 


सूरः ।4, इब्राहीम 


प्रभुत्व प्राप्त न था सिवाए इसके कि मैंने 
तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरे निमंत्रण को 
स्वीकार कर लिया । अतः मुझे न 
धिक्कारो बल्कि अपने आप को 
धिक्कारो । न मैं तुम्हारी फ़रियाद को 
पूरा कर सकता हूँ न तुम मेरी फ़रियाद 
को पूरा कर सकते हो । निस्सन्देह मैं 
उसका इनकार करता हूँ जो तुम मुझे 
इससे पूर्व (अल्लाह का) साझीदार 
बनाया करते थे । निस्सन्देह 
अत्याचारियों के लिए ही पीड़ादायक 
अज़ाब (निश्चित) है ।23। 

और वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए ऐसे बागों में प्रविष्ट किए 
जाएँगे जिनके दामन में नहरें बहती हैं । 
वे अपने रब्ब के आदेश के साथ उनमें 
सदा रहने वाले हैं । उन (स्वर्गो) में 
उनका उपहार सलाम होगा ।24। 

क्या तूने ध्यान नहीं दिया कि किस 
प्रकार अल्लाह ने एक पवित्र उक्ति का 
एक पवित्र वृक्ष के साथ उदाहरण 
वर्णन किया है । उसकी जड़ मज़बूती 
से गड़ी है और उसकी चोटी आसमान 
में है ।25| 

वह हर घड़ी अपने रब्ब के आदेश से 
अपना फल देता है । और अल्लाह 
मनुष्यों के लिए उदाहरण वर्णन करता है 
ताकि वे शिक्षा प्राप्त करें ।26। 


और अपवित्र उक्ति का उदाहरण 
अपवित्र वृक्ष के समान है जिसे धरती पर 


[} पारः 3 
RCN INE On 
ES ry 5° 222A YS EZ & 
DU || 9) 9 Gs ५३७ 2 


RIT 


FE Se 9 sri GG 


[Ee हा 2% ~ > ४ + ला | तर 
> = 3) ट्रेन 
Cok) | LS ee 2 ©) Fey rl 2 

lO) OS 38 ५०३४४ ८! 


द Da 


5८ | T FIZ 
Go pest! ENS 


od 


ह; 
\ 


eel sd Ne 
ः) श; >| oer a ४2 SRS 


६५३ 2६ SN 
Ook 


EYES SS CS Fe 
CNUIG ITO 
~ ~ = 


~ 2 ~ 


A 
५४5 dd 


+ 
~ 


सूरः ।4, इब्राहीम 


से उखाड़ दिया गया हो । उसके लिए 
(किसी एक स्थान पर) टिकना निश्चित 
न हो ।27। 

अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए 
दृढ़वचन के साथ सांसारिक जीवन में 
और परलोक में स्थिरता प्रदान करता है। 
जबकि अल्लाह अत्याचारियों को 
पथभ्रष्ट ठहराता है और अल्लाह जो 
चाहता है करता है ।28। (रुकू न ) 
क्या तूने उन लोगों की ओर नहीं देखा 
जिन्होंने अल्लाह की नेमत को इनकार में 
परिवर्तित कर दिया और अपनी जाति 
को विनाश के घर में उतार दिया ।29| 
अर्थात्‌ नरक में । वे उसमें प्रविष्ठ होंगे 
और क्या ही बुरा ठहरने (का स्थान) 
है ।30। 

और उन्होंने अल्लाह के लिए साझीदार 
बना लिए ताकि वे उसके मार्ग से (लोगों 
को) बहकाएँ, । तू कह दे कि कुछ लाभ 
उठालो । फिर निश्चय तुम्हारी यात्रा 
आग ही की ओर है ।3।। 

तू मेरे उन भक्तों से कह दे जो ईमान 
लाए हैं कि वे नमाज़ को क़ायम करें 
और जो कुछ हमने उन्हें प्रदान किया 
है उसमें से छुपा कर भी और दिखा 
कर भी खर्च करें । इस से पहले कि वह 
दिन आ जाए जिसमें कोई क्रय-विक्रय 
नहीं होगा और न कोई मित्रता (काम 
आएगी) ।32। 

अल्लाह वह है जिसने आसमानों और 
धरती को पैदा किया और आसमान से 


{| पारः 3 
Eso ETS. 

CBN 

GEN Mls 

(०909 5 YNGSCN sas 

§ GFE Oo 


iS CSE BIOS 


SNF BlgeTs 
7g ~ + ६ a Cs ५०४०८ 
ON UNS ) > 


b 42027 2 8 alized Fee 
RSAC) 
CHENIN 


द P| 5 De Azz? हे हल ५० 
fd 2 7204 
EES 


LSS SEINE EINE 
oe Fs oo 2 fe 
80% ५३35-3६: 3५ ४४ 2५०४ 


FR CSE] 


सूरः ।4, इब्राहीम 


पानी उतारा । फिर उसके द्वारा कई 
फल उगाए (जो) तुम्हारे लिए 
जीविका के रूप में (हैं) । और 
तुम्हारे लिए नौकाओं को सेवा में 
लगाया ताकि वे उसके आदेश से समुद्र 
में चलें । और तुम्हारे लिए नदियों को 
सेवा में लगा दिया ।33। 
और तुम्हारे लिए सूर्य और चन्द्रमा को 
सेवा में इस प्रकार लगाया कि वे दोनों 
सदा चक्कर काट रहे हैं । और तुम्हारे 
लिए रात और दिन को सेवा में लगा 
दिया ।34। 
और उसने हर एक चीज़ तुम्हें दी जो 
तुमने उससे माँगी और यदि तुम 
अल्लाह की नेमतों को गिनो तो कभी 
उनकी गणना नहीं कर सकोगे । 
निस्सन्देह मनुष्य बहुत अत्याचार करने 
वाला (और) बड़ा कृतघ्न है ।35। 
(रुकू उग ) 
और (याद करो) जब इब्राहीम ने कहा, 
है मेरे रब्ब ! इस शहर को शांति का 
स्थान बना दे । और मुझे और मेरे बेटों 
को इस बात से बचा कि हम मूर्तियों की 
उपासना करें ।36। 
हे मेरे रब्ब ! इन्होंने लोगों में से अधिकतर 
को निश्चित रूप से पथभ्रष्ट कर दिया है । 
अतः जिसने मेरा अनुसरण किया तो वह 
निस्सन्देह मुझ से है । और जिसने मेरी 
अवज्ञा की तो निस्सन्देह तू बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।37। 


|] पारः ।3 

GRE BNE 

> dd >-ल i >>. 8 RR , 5) 

D9 2 yD ye 

rE : «| «४ 

१०५ AN BTS <७॥ 
[cS x 47 

© +e? s) ND 


Mr dn 
GPCRS bg ee 


०9०४ CE US ES 


[2 5 ASG LS ed ~ 


~ Y a) a ५) | 


SAN ess SOLS 


7A? 5 Teer ४2 5 e2%s 7 (६५ | 
CS _ CHSC Le 
हि Pd oN 
Of 


| AES CLS |S 
(2 ८2०39 हट a Cpe 93 


® 555% ४ ¢ (७ 
ID ic 


सूरः ।4, इब्राहीम 


हे हमारे रब्ब ! निश्चित रूप से मैंने 
अपनी संतान में से कुछ को एक अन्न- 
जल विहीन घाटी में तेरे आदरणीय घर 
के निकट बसा दिया है । हे हमारे 
रब्ब! ताकि वे नमाज़ को क़ायम करें । 
अतः लोगों के दिलों को उनकी ओर 
झुका दे । और उन्हें फलों में से 
जीविका प्रदान कर ताकि वे कृतज्ञता 
प्रकट करें ।38। 

हे हमारे रब्ब ! निस्सन्देह तू जानता है 
जो हम छुपाते हैं और जो हम प्रकट 
करते हैं | और निश्चित रूप से अल्लाह 
से धरती और आकाश में कुछ छुप नहीं 
सकता ।39। 

समस्त स्तुति अल्लाह ही के लिए है 
जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माईल 
और इसहाक प्रदान किए । निस्सन्देह 
मेरा रब्ब दुआ को बहुत सुनने वाला 
है ।40। 

हे मेरे रब्ब ! मुझे और मेरी संतान को भी 
नमाज़ क़ायम करने वाला बना । हे हमारे 
रब्ब ! और मेरी दुआ स्वीकार कर |4]। 
हे हमारे रब्ब ! मुझे (उस दिन) और मेरे 


माता-पिता को भी और मोमिनों को भी , 
क्षमा प्रदान कर जिस दिन हिसाब- रद 


किताब होगा ।42। (रुकू -*) 

और जो कर्म अत्याचारी करते हैं तू 
अल्लाह को कदापि उस से बे-ख़बर न 
समझ । वह उन्हें केवल उस दिन तक 
ढील दे रहा है जिस दिन आँखें फटी की 
फटी रह जाएँगी ।43। 


To 


bs ed 
२ 


ना 
Z ड्व 2 4% hh 2 
CO 55.8 ५ | ss 50a | sai 


> 
CS Bag 


(४६2 ))| 3 pes) S96 Ns 3 


(9 ~ 55 १7 a र ) Tw 
C3 ०६००५ NO 


+ ise (225 «मई [६ 4 पक कक Eg We 
4 Eps Ls a 5) 
PCE 5% 2 % i | २८ शा 
vis 
Cie] ३४३५ 


ल DE) 


CSS YS 
FS 


2 [ee ofl 22 


Z 
Me be ५५ LK ah 
कक क 
[oe 52x 
ES 2 


) Ls 


सूरः ।4, इब्राहीम 


वे अपने सिर उठाए हुए भय से दौड़ते 
फिर रहे होंगे । उनको दृष्टि उनकी ओर 
लौट कर नहीं आएगी (अर्थात कुछ 
दिखाई नहीं देगा) और उनके दिल 
वीरान होंगे ।44। 

और लोगों को उस दिन से डरा 
जिस दिन उन पर अज़ाब आएगा । 
तो वे लोग जिन्होंने अत्याचार किए, 
कहेंगे हे हमारे रब्ब ! हमें थोड़े 
समय तक ढील दे, हम तेरा निमंत्रण 
स्वीकार करेंगे और रसूलों का 
अनुसरण करेंगे। (उनसे कहा 
जायेगा) क्या तुम इससे पूर्व कसमें 
नहीं खाया करते थे कि तुम पर 
कभी पतन नहीं आएगा।45। 

और तुम उनके घरों में बस रहे थे 
जिन्होंने अपनी जानों पर अत्याचार 
किया और तुम पर भली -भँति खुल चुका 
था कि हमने उनसे कैसा बर्ताव किया 
और हमने तुम्हारे सामने खूब खोल कर 
उदाहरण वर्णन किए ।46। 

और उन्होंने (यथाशक्ति) अपनी 
योजना कर देखी और उनकी चालाकी 
योजना के सामने है । चाहे उनकी 
योजना ऐसी होती कि उससे पहाड़ टल 
सकते ।47| 

अतः तू कदापि अल्लाह को अपने रसूलों 
से किए हुए वादों को तोड़ने वाला न 
समझ । निस्सन्देह अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) कठोर प्रतिशोध लेने वाला 
है ।48| 


पारः 3 


FR SEEN SR 
h oT ~ oa ~ 22 ko 
©| < Se) 


isl sesso 
UI (2:5५ HN 
E59 


w 5 FE 


०२६८ | 


5 25 
RRS 


HS ON 
305 68 ISLS 


|RSS SLE 
FINA ee gg oh Sp RE 
Go 

diz 2 2 ७ 5 ~ 27377 

UNE LIE HC SIC VIET 
535355 3 
OU is 

+ Vio 57 ils ३३५५ ५77% JG 
i oF १०-०७ 4० | Cro Ys 


FFs +” ~” 


} ~ 5 
७) 9 ts | ३ ०२ | ()| 


सूरः ।4, इब्राहीम 


जिस दिन धरती एक दूसरी धरती में 
परिवर्तित करदी जाएगी और आसमान 
भी । और वे एक, अद्वितीय और पूर्ण 
प्रभुत्व वाले अल्लाह के समक्ष 
(उपस्थित होने के लिए) निकल खड़े 
होंगे ।49| 

और तू उस दिन अपराधियों को ज़ंजीरों 
में जकड़े हुए देखेगा ।50। 


उनके वस्त्र तारकोल से (बने हुए) 
होंगे । और उनके चेहरों को आग 
ढाँप लेगी ।5। 
ताकि अल्लाह हर एक जान को 
(उसका) प्रतिफल दे जो उसने कमाया । 
निस्सन्देह अल्लाह हिसाब (लेने) में 
बहुत तेज़ है ।52। 
यह लोगों के लिए एक खुला-खुला संदेश 
है और (उद्देश्य यह है) कि उन्हें इस के 
द्वारा सतर्क किया जाये । और वे जान लें 
कि वही है जो एक ही उपास्य है और 
बुद्धिमान लोग शिक्षा ग्रहण करें ।53। 
(रुकू उठ ) 


CP 


lH 355 Dolls 


®) ६ 


228 % OH SHS 
द्‌ ES i ~ 2 + 

| 2% (r हक: « 2 w ne > Fd 

Ke र) > | 2 +2 ed 


RAT IAS 


® x | 2 
si] (१-७० 9 


32} 2५१7 EN ड | < % | 
PDL Els 
SEAN NIH s 

Y E Ci RS rf | 5 
§ & | 5-2 $ 


१ 


{|| 


5- सूरः अल-हिज्र 

यह सूरः मक्की है और निस्मिल्लाह सहित इसकी ।00 आयते हैं । 

इस सूर: का आरम्भ अलिफ़-लाम-रा खंडाक्षरों से होता है और इसके पश्चात्‌ 
इन खंडाक्षरों को नहीं दोहराया गया है । 

पिछली सूर: में वर्णित रौद्र और सौम्य चिह्णों के परिणामस्वरूप कई बार काफ़िरों 
के दिल भी भयभीत हो जाते हैं । इसका वर्णन इस सूरः में यूँ किया गया कि वे भी दिल 
ही दिल में कभी तो पश्चाताप करते हैं कि हाय ! हम सत्य को स्वीकार करने वालों में से 
हो जाते । परन्तु इसके पश्चात्‌ फिर अपनी पहली अवस्था की ओर लौट जाते हैं और 
रसूलों के प्रभुत्व का इनकार तो नहीं कर सकते परन्तु आरोप यह लगाते हैं कि संभवतः 
यह हमारी आँखों पर जादू कर दिया गया है । 

इसके अतिरिक्त इस सूरः में अल्लाह तआला बड़े ज़ोर से यह घोषणा करता है कि 
शत्रु चाहे कुछ भी कहे निस्सन्देह हमने ही इस पुस्तक को अवतरित किया है और भविष्य 
में भी इसकी सुरक्षा करते चले जाएंगे । 

इसके बाद की आयतों में बुरूज (तारामण्डल) का उल्लेख किया गया है जो सूर: 
अल बुरूज की याद दिलाता है और आयतांश “हम ही इस वाणी की सुरक्षा करेंगे पर से 
पर्दा उठाता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दासों में से अल्लाह 
तआला की ओर से ऐसे लोग जन्म लेते रहेंगे जो कुरआन करीम की सुरक्षा के लिए हर 
समय तत्पर रहेंगे । यहाँ बुरूज शब्द में इस ओर भी संकेत है कि जो मुजद्देदीन 
(सुधारक) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पश्चात्‌ बारह नक्षत्रों के रूप 
में जन्म लेते रहे वे भी इसी कार्य पर नियुक्त थे । 

जिस प्रकार कुरआन करीम के विषयवस्तु अंतहीन हैं इसी प्रकार मानवजाति की 
समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्लाह तआला समय समय पर ऐसे 
ख़ज़ाने प्रदान करता रहता है जो समाप्त होने वाले नहीं हैं | जैसा कि ईधन की व्यवस्था 
इसका एक बड़ा उदाहरण है । कभी मनुष्य को चिता थी कि लकड़ी समाप्त हो जाएगी 
तो क्या करेंगे ? कभी यह चिता उत्पन्न हुई कि कोयला समाप्त हो जाएगा तो क्या 
करेंगे? कभी यह चिंता सताने लगी कि तेल समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे ? परन्तु 
इससे पहले कि तेल समाप्त होता अल्लाह तआला ने एक और न समाप्त होने वाली ऊर्जा 
के स्रोत की ओर मनुष्य का ध्यान आकर्षित करवा दिया है । अर्थात्‌ परमाणु ऊर्जा । 
मनुष्य यदि इस ऊर्जा से पूरा लाभ उठाने के योग्य हो जाए और उसके दुष्प्रभावों से 
बचाव के उपाय खोज ले तो यह वह ऊर्जा है जो महाप्रलय तक कभी समाप्त नहीं हो 


{|} 


सकती । अतः कुरआन के आध्यात्मिक ख़ज़ानों की भाँति मनुष्य जीवन यापन के 
भौतिक ख़ज़ाने भी अंतहीन हैं । 

इसके पश्चात्‌ यह भी वर्णन है कि यह दोनों प्रकार के ख़ज़ाने जो मनुष्य के लिए 
क़यामत तक उतारे जाते रहेंगे । इनके परिणामस्वरूप शैतान भी नानाविध क्रांतियाँ 
उत्पन्न करता रहेगा जिन का क्रम क़यामत तक समाप्त नहीं होगा । 

इसके बाद इस सूरः में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अतिरिक्त कुछ अन्य 
नबियों और उनकी जातियों का वर्णन मिलता है । इस क्रम में अस्हाब-उल-एऐकः 
(अरण्य निवासी) और अस्हाब-उल -हिज्र (दुर्गवासी) जातियों का उदाहरण भी दिया 
गया है, यह बताने के लिए कि इसी प्रकार भविष्य में भी अल्लाह तआला रसूलों के 
विरोधियों को समाप्त करता चला जाएगा । 

इसी प्रकार इस सूरः में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक पुत्र के जन्म के 
शुभ-समाचार का भी विवरण है । इस भविष्यवाणी में यद्यपि हज़रत इसहाक 
अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का भी वर्णन है परन्तु प्राथमिक रूप से यह 
भविष्यवाणी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर लागू होती है जिनकी शारीरिक और 
आध्यात्मिक संतान में से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पैदा होना था । 

अत: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह तसल्ली दी गई है कि 
जो तेरा उपहास करते हैं उन्हें क्षमा कर । हम स्वयं ही उनसे निपटने वाले हैं और जब भी 
तेरे दिल को उनकी बातों से पीड़ा पहुँचे तो धैर्य के साथ अपने रब्ब की प्रशंसा करता 
चला जा । 

OAR 


सूरः ।5, अल-हिञ्र ||] पारः 4 

















अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा do ors nbs 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) FN ५ Fe 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


अनल्लाहु अरा : मैं अल्लाह हूँ । मैं L855 rN Eo A क 


देखता हूँ । यह पुस्तक और एक सुस्पष्ट 7 ई 

कुरआन की आयते हैं ।2। Ds 

कभी-कभी वे लोग जिन्होंने इनकार (; | pi | [८ [ 2 
करेंगे हे 9 °% 

किया इच्छा करेंगे कि काश ! वे se Bais ~ 

मुसलमान होते ।3। I 


उन्हें (अपनी दशा पर) छोड़ दे वे खाएं, 2, ,[५ ;। 3८६८८; 5 । < 2४35 
पीएँ और अस्थायी लाभ उठाएँ और 53५ है PDO 
(उनकी) आशा उन्हें असावधान किए COs S35 )-४ 3] 
रखे । अतः वे शीघ्र ही जान लेंगे ।4। 

और हमने किसी बस्ती का सर्वनाश नहीं (65४ ४८ 5 \* »2 ८S G3 


किया, परन्तु उसके लिए एक सुस्पष्ट 3 
[ Zia 
पुस्तक (चेतावनी स्वरूप) थी ।5। a 


कोई जाति अपनी निर्धारित अवधि से (८५५८2 5], )0, 395 G 
आगे नहीं बढ़ सकती और न वे पीछे हट i क ट 


सकते हैं ।6। 0b 
और उन्होंने कहा, हे वह व्यक्ति जिस “<९ 476 9 css 
पर अनुस्मृति (अर्थात कुरआन) उतारी ट , 

गई है । निस्सन्देह तू पागल है ।7। त 


तू हमारे पास फ़रिशते लिए हुए क्यों नहीं ८:5 5) 2 SIGCSE ८ 
आता, यदि तू सच्चों में से है ।8। & OF 
CS ~ 0 


eid 


TS | 


हम केवल सत्य के साथ ही फ़रिश्ते ४5 ४] 4 | 0G 
उतारा करते हैं और उस समय वे ढील ड़ शा ५्र हर 
नहीं दिए जाते ।9। OA) HE GS 


सूरः ।5, अल-हिज् {] पारः 4 


निससन्देह हमने ही इस अनुस्मृति को (5६८६५ 556| 375 30 6556250 
अवतरित किया और निस्संदेह हम ही Ce 0 ~~ 
इसकी रक्षा करने वाले हैं ।।0।* 


और हमने तुझ से पूर्व भी पहले के ६८५? $ <६ : )० ६। ५3355 


गिरोहों में (रसूल) भेजे थे ।।!। र 5S 
OO sY 
और कोई रसूल उनके पास नहीं आता Iie EF Salo 
था परन्तु वे उससे उपहास ही किया दि ER Oa 
करते थे ॥2। POPs 
इसी प्रकार हम अपराधियों के मन में इस , 7४ "३ ५४7; <i 
(ढिठाई) को प्रविष्ट कर देते हैं | 3। र हु 2386 Re | 
वे इस (रसूल) पर ईमान नहीं लाते ६६ ८ [६ 55 RIT FOS 
हालाँकि इससे पहले लोगों का परिणाम A 
बीत चुका है ।।4। ७८४२७ »! 
और यदि हम आसमान का कोई द्वार उन दर) <९) ४४ 2:८८ 555 5 5 
पर खोल देते, फिर वे उस पर चढ़ने भी पी 5 
लगते (ताकि स्वयं अपनी आँखों से रसूल O 7 १४४ 9१२०४ 


की सच्चाई का चिह्न देख लेते) ।।5। _ 
तब भी वे अवश्य कहते कि हमारी आँखें ८55 67g 5 9६ 


तो (किसी नशे से) मदहोश कर दी गई ! MI 
हैं । बल्कि हम तो ऐसे लोग हैं जिन पर £ DOD 
जादू कर दिया गया है ।!6। 

(रुकू) 
और निस्सन्देह हमने ठ आकाश में (5 को | ३४८८ उ 
तारामण्डल बनाये हैं और उस | Rn । 
(आकाश) को देखने वालों के लिए ORB 


सुसज्जित कर दिया है ।7। 





* हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुरआन की सुरक्षा का जो वादा किया गया है वह 
चिरस्थायी वादा है । जब भी कुरआन करीम के भूल-अर्थ किए जाते हैं अल्लाह तआला अपनी कृपा 
से किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व को उनके सुधार के लिए अवतरित कर देता है । 


सूरः ।5, अल-हिज् 


और हमने प्रत्येक धुतकारे हए शैतान से 
उसकी सुरक्षा की है ।।8। 

सिवाए इसके जो सुनने की कोई बात 
उचक ले तो एक उज्ज्वल अग्निशिखा 
उसका पीछा करती है ।9| 

और धरती को हमने बिछा दिया और 
उसमें हमने दृढ़तापूर्वक गड़े हए (पर्वत) 
रख दिए और उसमें उचित अनुपात में 
प्रत्येक प्रकार की चीज़ उगाई ।20। 

और हमने उसमें तुम्हारे लिए और उनके 
लिए भी जीविका के साधन बनाए हैं 
जिनके तुम अन्नदाता नहीं ।2। 

और कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका हमारे 
पास ख़ज़ाना न हो और हम उसे एक 
निश्चित अनुमान के अनुसार ही उतारते 
हैं ।22| 

और हमने (पानी से) बोझिल हवाओं 
को भेजा । फिर आसमान से हमने पानी 
उतारा और तुम्हें उससे सिंचित किया 
जबकि तुम उसको संचित कर लेने पर 
समर्थ नहीं थे ।23। 

और निस्सन्देह हम ही हैं जो ज़िन्दा भी 
करते हैं और मारते भी हैं और हम ही हैं 
जो (प्रत्येक वस्तु के) उत्तराधिकारी 
होंगे ।24| 

और हमने निस्सन्देह तुम में से आगे 
निकल जाने वालों को जान लिया है और 
उन को भी जान लिया है जो पीछे रहते 
हैं ।25। 

और तेरा रब्ब उन्हें अवश्य इकट्ठा 
करेगा। निस्सन्देह वह परम विवेकशील 


{|} पारः ।4 


2 5 ets ६ 2५ [Ce 
6 2२20४ 85, ६५5०३ 
92688 ES Fe 


2‘ 


(9) CS 


(५2 |93 (६3 3) 9 | EY SD, Y 9 
(६3 ०४४ 


OY HEB 
4 ००...) ors Bee 


~ 5 


OS)» 


नी 
कै 0 “+_6 ७.०. 


NS ४5 


i LSS ५ 
९ दर ~ ०/.३१ 


MAN Ck 
CR (2) ६ 22 ] | EE > रे ~ 


-०) 9 aS 


2 जज 


eC SE AEIE)S 


सूरः ।5, अल-हिञ्र 


Y 


(और) स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।26। 


(रुकू 3) र 


और निस्सन्देह हमने मनुष्य को गले -सड़े 
कीचड़ से बनी हुई शुष्क खनकती हुई 
ठीकरियों से पैदा किया है ।27। 

और जिन्नों को हमने उससे पहले 
अत्यन्त उत्तप्त-वायु युक्त अग्नि से 
बनाया ।28। 

और (याद्‌ कर) जब तेरे रब्ब ने फ़रिश्तों 
से कहा कि मैं गले-सड़े कीचड़ से बनी 
हुई, शुष्क खनकती हुई ठीकरियों से 
मनुष्य की सृष्टि करने वाला हूँ ।29। 
अत: जब मैं उसे ठीक-ठाक कर लूँ और 
उसमें अपनी वाणी प्रविष्ट करूँ तो 
उसकी आज्ञाकारिता के लिए सजदः में 
गिर जाना ।30। 

तो सभी फ़रिश्तों ने सजदः किया ।3]। 


सिवाय इब्लीस के, उसने सजद: करने 
वालों के साथ सम्मिलित होने से इनकार 
कर दिया ।32। 


{|| 


पारः 4 
E ED E> 
Ook 
(50.५० _280:59॥४०55; 
द ० 5 ER 
७०2 at 
k iE 3 4:42 5 5 
ITO CAS Gls 
Of 3a) | 
a ac EIEN ERE 
CETUS RSE ENE 
52 6 (222 2 2 75 wiz 52०2 
Y Has Y (2 go 
(255 ECR SVC MARE 
© CoN | a 
ह BAZ Ho 

७ Daas] eS १ | 





ats 
CO 


आयत संख्या 27 से 30 :- इन पवित्र आयतों में दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं । प्रथम 


यह कि मनुष्य को केवल गीली मिट्टी से पैदा नहीं किया गया । बल्कि ऐसी गीली मिट्टी से जिसमें 
सड़ायँध उत्पन्न हो चुकी थी और फिर वह खनकती हुई ठीकरियाँ बन गई । यह वह विषय है जो 
स्वयं हज़रत अक़दस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सोच के किसी कोने में भी नहीं आ 
सकता था । किसी और ईश्वरीय पुस्तक में भी खनकती हुई ठीकरियों से मानव की उत्पत्ति का कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । इस समस्या का इस युग में वैज्ञानिकों ने समाधान किया है । दूसरी बात यह है 


कि मनुष्य की उत्पत्ति के आरम्भ होने से पूर्व 
से जो अग्नि की भाँति गर्म थी, पैदा किया 


जिन्नों को आसमान से बरसने वाली ऐसी उत्तप्त वायु 
गया है । यह विषय भी ऐसा है जो हज़रत अक़दस 


मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कल्पना में भी नहीं आ सकता था जब तक सर्वज्ञा अल्लाह 
इसकी जानकारी प्रदान न करता । नारुस्समूम (उत्तप्त वायु युक्त अग्नि) से उत्पन्न होने वाले 
जिन्नों से अभिप्राय बैक्टीरिया हैं और इससे यह समस्या भी हल हो गई कि गला-सड़ा कीचड़ कैसे 
बना । जब तक बैक्टीरिया उपस्थित न हों गीली मिट्टी में सड़ायँध उत्पन्न नहीं हो सकती । 


सूरः ।5, अल-हिज् 


उस (अर्थात अल्लाह) ने कहा, हे 
इब्लीस ! तुझे क्या हुआ कि तू सजदः 
करने वालों के साथ सम्मिलित नहीं 
हुआ ? ।33। 

उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कि मैं एक 
ऐसे मनुष्य के लिए सजदः करूँ जिसे 
तूने गले-सड़े कीचड़ से बनी हुई शुष्क 
खनकती हुई ठीकरियों से पैदा किया 
है ।34। 

उसने कहा, इस (स्थान) में से निकल 
जा । निस्सन्देह तू धुतकारा हुआ है ।35। 
और निस्सन्देह तुझ पर कर्मफल दिवस 
तक ला नत रहेगी ।36। 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मुझे उस दिन 
तक ढील दे जब वे (मनुष्य) उठाए 
जाएँगे ।37। 

उसने कहा, निस्सन्देह तू ढील दिए जाने 
वालों में से है ।38। 

एक निश्चित समय के दिन तक ।39। 


उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! क्योंकि तूने मुझे 
पथभ्रष्ट ठहरा दिया है । इस कारण मैं 
अवश्य धरती में (निवास करना) इनके 
लिए सुन्दर करके दिखाऊँगा और मैं 
अवश्य इन सबको पथभ्रष्ट कर दूँगा ।40| 
सिवाय उनमें से तेरे चुने हुए भक्तों 
के ।4।। 

उसने कहा, यह सीधा मार्ग (दिखाना) 
मेरे ज़िम्मे है ।42। 

निस्सन्देह (जो) मेरे भक्त (हैं) उन पर 
तुझे कोई प्रभुत्व प्राप्त न होगा सिवाय 


{| 


Dr 955 <; 
a) 


CMP) Kall AE 5 $ 
ENESCO E 
CSS 


Of 5H 
“54535: # GO 


€) Cre | हट 9 Y 3 U2) Y | ($ 


Og ga 5:०४ 
ES Es E 


~ 


HORII 


सूरः ।5, अल-हिञ्र 


उनके जो पथभ्रष्टों में से (स्वयं) तेरा 
अनुसरण करेंगे ।43। 

और निस्सन्देह नरक उन सब का 
प्रतिश्रुत ठिकाना है ।44। 

उसके सात द्वार हैं प्रत्येक द्वार के 
लिए इन (पथभ्रष्टों) का एक 
निश्चित भाग है |45। (रुकू -) 
निस्सन्देह मृत्तक्री बागों और जलखरोतों 
में (ठहरे हए) होंगे ।46। 

उनमें शान्ति के साथ संतुष्ट और निर्भय 
होकर प्रविष्ट हो जाओ ।47। 

और हम उनके दिलों से जो भी द्वेष 
हैं निकाल बाहर करेंगे । भाई-भाई 
बनते हुए आसनों पर आमने सामने 
बैठे होंगे ।48। 

उन्हें उनमें न कोई थकान छूएगी 
और न वे कभी उनमें से निकाले 
जाएँगे ।49। 

मेरे भक्तों को सूचित कर दे कि निस्सन्देह 
मैं ही बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला हूँ ।50। 

और यह भी कि निस्सन्देह मेरा अज़ाब 
ही बहुत पीड़ादायक अज़ाब है ।5।। 
और उन्हें इब्राहीम के अतिथियों के 
सम्बन्ध में सूचित कर दे ।52। 

जब वे उसके पास आए तो उन्होंने 
कहा, सलाम ! उसने कहा हम तो तुम 
से भयभीत हैं ।53। 

उन्होंने कहा, भय मत कर । हम 
निस्सन्देह तुझे एक ज्ञानवन्त पुत्र का 
शुभ-समाचार देते हैं ।54। 


पारः ।4 


> fe ES Dor श्र 
© 9 Cr £| (2 >] 


2 | + dk) + ई 7257 ८ 
EC goaidg? 


Es “द 


UE CR 9 3 G 
Cis कि क) ~ ks 6 | | 


Gs w 22 FR ~ (६3 RB 
(DSS 5) Se] 
4९.० कक 
@) ~ 2 ~ ड जज 
६१ CO 
Kates] 


Dd 6 4 ०४ 


ONIN SCs 


00 Ti EEE 

ड, | अट्रे८ 2 
कि RB NAS LD 
UIE AMAE YON 
SIS LD SS 

| 2 FS > ४४ ER है. 
sy HSU FYI 


Z*7 


सूरः ।5, अल-हिज् |] 


उसने कहा, क्या तुमने मुझे शुभ- 
समाचार दिया है, जब कि मुझे 
बुढ़ापे ने घेर लिया है । अतः तुम 
किस आधार पर शुभ-समाचार दे रहे 
हो ? ।55। 

उन्होंने कहा, हमने तुझे सच्चा शुभ- 
समाचार दिया है । अतः निराश होने 
वालों में से न बन ।56। 

उसने कहा, भला पथभ्रष्टों के अतिरिक्त 
कौन है जो अपने रब्ब की कृपा से 
निराश हो जाए ।57। 

उसने कहा, हे भेजे हए दूतो ! तुम्हारा 
वास्तविक उद्देश्य क्या है ? ।58। 
उन्होंने कहा, निस्सन्देह हम एक 
अपराधी जाति की ओर भेजे गए 
हैं।59। 

सिवाय लूत के घरवालों के । हम उन 
सब को अवश्य बचा लेंगे ।60। 

उसकी पत्नी के अतिरिक्त । हमने 
(उसका परिणाम) जाँच लिया है कि : 


वह अवश्य पीछे रह जाने वालों में से र 


होगी ।6। (रुकू -+) 

अतः जब लूत के घरवालों के पास दूत 
पहुँचे ।62। 

उसने कहा, तुम निस्सन्देह अपरिचित 
लोग हो ।63। 

उन्होंने उत्तर दिया, बल्कि हम तो तेरे 
पास वह (समाचार) लाए हैं जिसके 
सम्बन्ध में वे सन्देहग्रस्त रहते थे ।64। 
और हम तेरे पास सत्य के साथ आए हैं 
और निस्सन्देह हम सच्चे हैं ।65। 


) पारः ।4 


HGS ED HIG 


Os pos] 8 


SRD ee” 


535 का 


2) 


SYS 


~ w 


Cr 9 Ff BP IE 


SRP ETE 
SHY 


5 


BO | 


BP < EE G 


2 
|G 


सूरः ।5, अल-हिज् 


अतः: अपने परिवार को लेकर रात के एक 
भाग में निकल पड़ । और उनके पीछे चल 
और तुम में से कोई पीछे मुड़ कर न देखे । 
और तुम चलते रहो जिस ओर (चलने 
का) तुम्हें आदेश दिया जाता है ।66। 
और हमने उसे यह निर्णय सुना दिया कि 
इन लोगों की जड़ सुबह होते ही काटी 
जा चुकी होगी ।67। 

और नगर निवासी खुशियाँ मनाते हुए 
आए ॥68। 

उसने कहा, ये मेरे अतिथि हैं । अतः 
मुझे अपमानित न करो ।69। 

और अल्लाह से डरो और मुझे अपमानित 
न करो ।70। 

उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे समग्र 
जगत (से मेल-मिलाप रखने) से मना 
नहीं किया था ? ।7।। 

उसने कहा (देखो) ये मेरी बेटियाँ हैं 
(इनकी शर्म करो), यदि तुम कुछ करने 
वाले हो ।72। 

(अल्लाह ने वहइ की कि) तेरी आयु की 
सौगन्ध ! निस्सन्देह वे अपनी मदमस्ती 
में भटक रहे हैं ।73। 

अत: उन्हें एक धमाकेदार अज़ाब ने 
सवेरा होते ही आ पकड़ा ।74। 

अतः हमने उस (बस्ती) को उथल- 
पुथल कर दिया और उन पर हमने 
कंकरों वाली मिट्टी से बने हुए पत्थरों की 
बारिश बरसाई ।75। 

निस्सन्देह इस (घटना) में खोज लगाने 
वालों के लिए अनेक चिह हैं ।76। 


। || पारः ।4 


2 5| ~ iu] < w Es, हक व | ५ 
> * 7 छ ~ 
52 3 RIE Ys PS i 


O03 S| 955 $ 


Ct ed 


a sis 
Ong £ sas 
~ 2.8 i i पु! 


CERCA 


~ +~ 


59५० HONEA Es 


FE ५३ CAS £ है | E 


७0553 ४३ Wl sls 


RIT 


Eh ND he Ie 
O03 


OCS ia A) OS iG [3 


+#60:%4 ७8८६0 iss 


सूरः ।5, अल-हिज् 


और वह (बस्ती) निस्सन्देह एक स्थायी 
राजमार्ग पर (स्थित) है ।77। 

निस्सन्देह इसमें मोमिनों के लिए एक 
बहुत बड़ा चिह्न है ।78। 

और घने वृक्षों के क्षेत्र (में बसने) वाले 
भी निश्चित रूप से अत्याचारी थे ।79| 
अतः हमने उनसे बदला लिया और ये 
दोनों (बस्तियाँ) एक प्रमुख राजमार्ग पर 
(स्थित) हैं ।80। (रुकू -ह-) 

और निस्सन्देह हिज्र (के रहने) वालों ने 
भी पैग़म्बरों को झुठला दिया था ।8]। 
और हमने उनको अपने चिह्न दिए तो वे 
उनसे विमुखता प्रकट करते रहे ।82। 
और वे पर्वतों में निर्भिक होकर घर 
तराशते थे ।83। 


अत: उन्हें भी एक धमाकेदार अज़ाब ने 
सुबह होते ही आ पकड़ा ।84। 

अतः जो वे अर्जित किया करते थे वह 
उनके काम न आ सका ।85। 

और हमने आसमानों और धरती को और 
जो कुछ उनके बीच है सत्य के साथ पैदा 
किया है । और (निर्धारित) घड़ी अवश्य 
आने वाली है । अत: बहुत उत्तम ढ़ंग से 
क्षमा कर ।86। 

तेरा रब्ब ही निस्सन्देह अत्यन्त कुशल 
स्रष्टा और सर्वज्ञ है ।87। 

और निस्सन्देह हमने तुझे सात बार-बार 
दोहराई जाने वाली (आयते) और 
महानतम कुरआन प्रदान किया है।88।" 


[0 ब 


y es a > Rl 27 2 {6355 
OLS Fol TDS 
ISS ISS] Fo 


pes ही Co | ( 


OSs 
Os | 
© *१2६-०१ Aa) SS 
ce ~~ EE (५ PY कर | SS 
OSS SS sess Ls 
८ 7 ANZ w [६ ड ८ ~ 
9 ६६272 Y 9 CD go) (६3० Gs 
५६ ८०085 SR ere 


ON 755४ 5८ 


CHES TP gs Al 
SN Os 





ats 
CO 


सब्अम मिनल मसानी (सात बार-बार दोहराई जाने वाली) से अभिप्राय सूरः अल फ़ातिहः की+ 


सूरः ।5, अल-हिञ्ज 


अपनी आँखें इस अस्थायी सामग्री की 
ओर न पसार जो हमने इनमें से कुछ 
गिरोहों को प्रदान की है । और उन पर 
शोक न कर और मोमिनों के लिए अपने 
(दया के) पर झुका दे ।89। 

और कह दे कि निस्सन्देह मैं तो एक 
खुला-खुला सतर्ककारी हूँ ।90। 

(उस अज़ाब से) जैसा हमने परस्पर बट 
जाने वालों पर उतारा था ।9।। 

जिन्होंने कुरआन को टुकड़े-टुकड़े कर 
दिया ।92। 

अतः तेरे रब्ब की सौगन्ध ! निस्सन्देह 
हम उन सबसे अवश्य पूछेंगे ।93। 

उस के सम्बन्ध में जो वे किया करते 
थे ।94| 

अतः जो तुझे आदेश दिया जाता है खूब 
खोल कर वर्णन कर और शिर्क करने 
वालों से विमुख हो जा ।95। 

निस्सन्देह हम उपहास करने वालों के 
मुक़ाबले पर तेरे लिए बहुत पर्याप्त 
हैं ।96| 

जिन्होंने अल्लाह के साथ एक दूसरा 
उपास्य बना लिया है । अतः शीघ्र ही वे 
जान लेंगे ।97। 

और निस्सन्देह हम जानते हैं कि उन 
बातों से जो वे कहते हैं तेरा सीना तंग 
होता है ।98। 


(|! पारः ।4 


PN ८४४४ ais} FC BE 27 ५४ WRN 
sel (7) ) ¢ og Eis} 
OSL sl ८०५ ails 


Si) gE 6f दर 27 
HS 2००४ ४ 2! 53 


श्ल्यल्ला 


Chea 0०6 


गा 
w 


Ota ० |) VS CRY 


09००३ SEN E333 
ट्र He 57% &ः [oes 
COC) oho) 5 EUS 


I 


~ 


EE 6. | 
ENE 2250 2 50) 
OO S33 

[ese Ls is € ais 
SOY 3 





«आयतें प्रतीत होती हैं जिनके अर्थ पवित्र कुरआन में अत्यधिक दोहराए गए हैं और सभी 
मुक़्त्तआत (खण्डाक्षर) भी सूरः अल फ़ातिहः ही से लिए गए हैं । मुक़त्तआत में एक अक्षर भी ऐसा 
नहीं जो सूरः अल फातिहः से बाहर हो । जबकि सूर: अल फ़ातिहः में उनके अतिरिक्त सात अक्षर 
ऐसे हैं जिनको मुक़त्तआत के रूप में प्रयोग नहीं किया गया । 


सूरः ।5, अल-हिञ्र |] पारः ।4 





अतः अपने रब्ब की स्तुति के साथ ८5 || 35520 56५ 65-७3 
गुणगान कर और सजद: करने वालों में 


से हो जा ।99। 

और अपने रब्ब की उपासना करता चला ट ¢ ४ Ss; 
2 LASS 

जा यहाँ तक कि तुझे पूर्ण विश्वास हो 


जाए ॥00। (रुकू हु) 


{| 
6- सूरः अन-नहूल 


यह मक्की सूरः है और निस्मिल्लाह सहित इसकी ।29 आयते हैं । 

पिछली सूरः की अन्तिम आयत में जिस विश्वास का उल्लेख किया गया है 
उसका एक अर्थ मृत्यु भी माना गया है । परन्तु पहला अर्थ हर हाल में विश्वास ही है । 
इस सूरः का आरम्भ भी इस बात से किया गया है कि जिस विश्वसनीय बात का तुझसे 
वादा किया गया था वह बस आने ही वाली है । अतः हे इनकार करने वालो ! तुम 
उसकी चाहत में जल्दी न करो और विश्वास रखो कि आकाश से अल्लाह तआला अपने 
भक्तों में से जिस पर चाहे अपने फ़रिश्ते उतारता है । 

इसके बाद प्रत्येक प्रकार के पशुओं की सृष्टि का उल्लेख करने के पश्चात्‌ यह 
महान भविष्यवाणी की गई है कि इस प्रकार यात्रा के साधन भी अल्लाह तआला उत्पन्न 
करेगा जिनका तुम्हें इस समय कोई ज्ञान नहीं । अतः वर्तमान युग में आविष्कृत नई-नई 
सवारियों की भविष्यवाणी इस आयत में कर दी गई है । 

इसी तरह प्रत्येक प्रकार के प्राणियों के जीवित रहने के सम्बन्ध में वर्णन किया कि 
वे आसमान से उतरने वाले पानी ही के द्वारा जीवित रहते हैं । इस पानी के द्वारा धरती से 
हरियाली उगती है और हर प्रकार के वृक्ष और फल पैदा होते हैं । परन्तु आकाशीय पानी 
का एक पक्ष वह भी है जिसे वे अन्‌आम (चौपाय) नहीं जानते जो घास इत्यादि चरते तो 
हैं परन्तु इसके रहस्य को नहीं समझते । अतः आध्यात्मिक पानी से जो जीवन अल्लाह के 
रसूल पाते हैं और इस वरदान को आगे जारी करते हैं । उसे वे लोग नहीं समझ सकते 
जिनका उदाहरण पवित्र कुरआन ने चौपाय के साथ दिया है बल्कि उनको प्राणी -जगत में 
सर्वाधिक निकृष्ट ठहराया है । क्योंकि चौपाय तो उसको समझने की योग्यता ही नहीं 
रखते परन्तु ये धर्म को स्पष्ट रूप से समझने के उपरान्त भी उसके लाभ से वंचित रहते हैं । 

इसके बाद अल्लाह तआला की असंख्य नेमतों का वर्णन करते हुए समुद्र में पाई 
जाने वाली नेमतों एवं समुद्र के खारे पानी में पलने वाली मछलियों इत्यादि का भी वर्णन 
कर दिया जो खारा पानी पीती हैं और उसी में जीवन व्यतीत करती हैं परन्तु उनके माँस 
में खारेपन का कोई मामूली सा भी चिह्न नहीं पाया जाता । और इस ओर भी ध्यान खींचा 
कि पानी के द्वारा यह जीवन-व्यवस्था उन पर्वतों पर निर्भर है जो बड़ी दृढ़ता पूर्वक 
धरती में गड़े होते हैं । यदि ये पर्वत न होते तो समुद्र से स्वच्छ जलकणों के ऊपर उठने 
और फिर नीचे बरसने की यह व्यवस्था जारी रह नहीं सकती थी । 

पवित्र कुरआन ने छाँवों के धरती पर बिछे होने का वर्णन इस रंग में किया है मानो 
वे सजदः कर रहे हैं । परन्तु प्राणीवर्ग और फ़रिश्ते भी अल्लाह की बड़ाई के समक्ष सजद: 


40] 


में पड़े रहते हैं । प्राणीवर्ग धरती से अपने जीवन का साधन प्राप्त करने के फलस्वरूप अपनी 
स्थिति से सदा अल्लाह के समक्ष सजदः करते हुए प्रतीत होते हैं । और फ़रिश्ते आकाश से 
उतरने वाले (आध्यात्मिक) पानी का रहस्य बोध करके सदा नतमस्तक रहते हैं । 

आयत संख्या : 62 में यह आश्चर्यजनक विषय वर्णन किया गया है कि यदि 
अल्लाह मनुष्य के प्रत्येक दोष पर तुरन्त पकड़ना आरम्भ कर दे तो धरती पर चलने फिरने 
वाले प्राणियों की समाप्ति हो जाए । वास्तव में मनुष्य को इस ओर ध्यान दिलाया गया है 
कि यदि प्राणीवर्ग न होते तो मनुष्य का जीवित रहना सम्भव ही न था । इसी लिए तुरन्त 
बाद यह कहा कि चौपायों में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है । 

इसके पश्चात बहूइ की महानता का वर्णन मधुमक्खी का उदाहरण देकर किया 
गया । किसी दूसरे पशु पर वहइ के उतरने का उल्लेख नहीं मिलता । देखा जाए तो 
मधुमक्खी उसी प्रकार एक मक्खी ही है जैसे गंदगी पर पलने वाली कोई मक्खी होती है । 
अन्तर केवल यह है कि वहइ के द्वारा अल्लाह ने इसको हर गंदगी से पवित्र कर दिया है । 
यह अपने घर भी पर्वतों पर और ऊँचे वृक्षों तथा उन लताओं पर बनाती है जो ऊँचे सहारों 
पर चढ़ाई जाती हैं | फिर उस पर वहइ की गई कि वह हर फूल का रस चूसे । यद्यपि यहाँ 
समर (फल) शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु इसमें दोहरा भेद यह है कि मक्खी के 
उस फूल को चूसने के परिणाम स्वरूप ही उसमें से फल उत्पन्न होता है और हर फल का 
अर्क और निचोड़ भी वह फूल से ही चूसती है और इसके द्वारा जो मधु बनाती है उसमें 
मनुष्य के लिए आरोग्य प्राप्ति का एक चमत्कारिक गुण रख दिया गया है । 

यहाँ यख़रुजु मिन्‌ बुतूनिहा (जो उसके पेट से निकलता है) कह कर इस ओर संकेत 
कर दिया गया कि मधु केवल फूलों के रस से नहीं बनता बल्कि मधुमक्खी के पेट से जो लार 
निकलती है उसे वह फूलों के रस से मिलाकर और अपनी जिह्वा को बार-बार हवा में 
निकाल कर उसे गाढ़ा करके मधु में परिवर्तित करने के पश्चात्‌ छत्तों में सुरक्षित करती है । 

फिर इसके बाद दो दासों का उदाहरण दिया गया है । एक ऐसा मूर्ख दास जिसके 
कामों में कोई भी भलाई नहीं होती और दूसरा वह जिसे अल्लाह तआला उत्तम जीविका 
प्रदान करता है । और फिर वह उसे आगे मानव कल्याण के लिए खर्च करता है । उसका 
भी मधुमक्खी से एक बहुत गहरा सम्बन्ध है । साधारण मक्खी तो ऐसे दास की भाँति है 
जिसमें कोई लाभ नहीं परन्तु मधुमक्खी ऐसा दास है जिसे उत्तम जीविका प्रदान की 
जाती है और फिर वह आगे भी मानव कल्याण के लिए इसे बाँटती है । 

इसके बाद विभिन्न प्रकार के दासों के उदाहरण-क्रम को आगे बढ़ा कर उसे 
मनुष्य पर लागू किया गया है । वह दास (मनुष्य) जो अल्लाह की वहइ से लाभान्वित 
नहीं होता और अल्लाह को गूँगा समझता है वह स्वयं ही गूँगा है । वह तो ऐसा ही है कि 


{| 


जिस काम में भी हाथ डालेगा घाटे का ही सौदा करेगा । वह ख़सिरदुनिया वल्‌ 
आख़िर: (अर्थात्‌ इहलोक और परलोक में घाटा उठाने वाला) है । दूसरे दास अल्लाह 
के नबी होते हैं, जो मानव जाति को न्याय की शिक्षा देते हैं और सदा सन्मार्ग पर चलते 
रहते हैं । याद रखना चाहिए कि मधुमक्खी के सम्बन्ध में भी यही कहा गया था कि अपने 
रब्ब के रास्तों पर चल । तो नबी इस पहलू से यह श्रेष्ठता रखते हैं कि वे उस एक सीधे 
मार्ग पर चलते हैं जो अवश्य अल्लाह तक पहुँचा देता है । 

इसके बाद इसी सूरः में पक्षियों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि ये जो आकाश पर 
उड़ते फिरते हैं यह मत सोचो कि केवल संयोग से उनको पंख प्रदान किए गए हैं और उड़ने 
की क्षमता उत्पन्न हो गई है । केवल पंखों का उगना ही पक्षियों में उड़ने की क्षमता पैदा 
नहीं कर सकता था जब तक उनकी खोखली हड्डियाँ, उनकी छाती की विशेष बनावट 
और छाती के दोनों ओर अत्यन्त मज़बूत मांसपेशियाँ न बनायी जातीं जो उन्हें भारी बोझ 
उठा कर ऊँची उड़ान का सामर्थ्य प्रदान करतीं हैं । यह एक ऐसा आश्चर्यजनक चमत्कार 
है कि भारी भरकम सारस भी लगातार कई हज़ार मील तक उड़ते चले जाते हैं और उड़ते 
समय उनकी जो आन्तरिक संरचना है वह इस प्रकार है कि जैसे जेट विमान के सामने का 
भाग हवा को बिखेर देता है, इसी प्रकार हवा का दबाव उन पर इस बनावट के कारण कम 
से कम पड़ता है । और जो सारस सबसे अधिक इस दबाव को सहन करने के लिए दूसरों से 
आगे होता है, कुछ देर के पश्चात्‌ पीछे से एक ओर सारस आकर उसका स्थान ले लेता 
है। फिर यही पक्षी जल-पक्षी भी बनते हैं और डूबते नहीं हालाँकि उनको अपने भार के 
कारण डूब जाना चाहिए था । न डूबने का कारण यह है कि उनके शरीर के ऊपर छोटे- 
छोटे पंख हवा को समेटे हुए होते हैं और परों में आबद्ध हवा उनको डूबने से बचाती है । 
और ऐसा अपने आप हो ही नहीं सकता क्योंकि आवश्यक है कि उन पंखों के गिर्द कोई 
ऐसा चिकना पदार्थ हो जो पंखों को पानी से तर होने से बचाए । आप देखते हैं कि ये पक्षी 
अपने पंखों को अपनी चोंचों में से गुज़ारते हैं | यह अद्भुत बात है कि उस समय उनके 
मुँह से अल्लाह तआला ग्रीस (९7९३७९) की भाँति ऐसा पदार्थ निकालता है जिसे पंखों 
पर मलना आवश्यक है । वह पदार्थ अपने आप कैसे पैदा हुआ और उनके मुंह तक कैसे 
पहुँचा और उन पक्षियों को कैसे ज्ञात हुआ कि शरीर तक पानी के पहुँचने को रोकना 
आवश्यक है अन्यथा वे डूब जाएँगे ? 

आगे पवित्र कुरआन के इस आश्चर्यजनक चमत्कार का वर्णन किया गया है कि 
वह प्रत्येक विषय का विस्तारपूर्वक वर्णन कर रहा है । इस दृष्टि से दूसरी पुस्तकों पर 
पवित्र कुरआन को जो श्रेष्ठता प्राप्त है वही श्रेष्ठता हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को दूसरे नबियों पर प्राप्त है । इसी कारण जैसे वे नबी अपनी जातियों पर साक्षी 


{|| 


थे । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इन सब नबियों पर साक्षी नियुक्त 
किया गया है । 

पवित्र कुरआन की शिक्षा प्रत्येक विषय पर हावी है । इसका उदाहरण आयत संख्या 
9। है जो स्वयं समस्त चारित्रिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं को समेटे हुए है और उन पर 
हावी है । सबसे पहले न्याय का वर्णन किया गया है जिसके बिना संसार में कोई सुधार 
सम्भव नहीं । फिर उपकार का वर्णन किया गया जो मनुष्य को न्याय से एक ऊँचा दर्जा 
प्रदान करता है । फिर ईताइज़िल कुर्बा (निकट सम्बन्धियों से सद्व्यवहार) कह कर इस 
विषय को अन्तिम ऊँचाई तक पहुँचा दिया गया कि वे मानव समाज की सहानुभूति में इस 
प्रकार खर्च करते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों पर करती है और उसके बदले में किसी सेवा 
या श्रेय का भ्रम तक उसके दिल में नहीं होता । यह सर्वोच्च दर्जा हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को प्रदान किया गया था कि आप प्रत्येक प्रकार के प्रतिफल 
की कल्पना से पवित्र हो कर समस्त मानव समाज को लाभ पहुँचा रहे थे । 

इस सूरः के अन्तिम रुकू में हज़रत इत्राहीम अलैहिस्सलाम को जो एक व्यक्ति थे, 
पूरी उम्मत (समुदाय) के रूप में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि आप ही से बहुत सी 
उम्मतों ने पैदा होना था । और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुँच 
कर यह विषय अपने उत्कर्ष तक पहुँच जाता है । अतः हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को यही वहइ की गई कि उस इब्राहीमी परम्परा का अनुसरण कर और 
इसका सारांश यह पेश कर दिया गया कि अपने रब्ब की ओर विवेकपूर्ण ढंग से और 
सदुपदेश के द्वारा बुलाओ । परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अत्यन्त धैर्य धरने 
वाला हो । आयतांश ला तस्तअजिल (उसकी चाहत में जल्दी न करो) में जो आदेश 
है, इसमें भी इस विषय को ओर संकेत है । महान अध्यात्मिक परिवर्तन अकस्मात नहीं 
हुआ करते । बल्कि उसके लिए अत्यन्त धैर्य की आवश्यकता होती है । अतः यह धैर्य तो 
तक़वा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता बल्कि इससे भी बढ़ कर उन लोगों को प्रदान किया 
जाता है जो उपकार करने वाले हैं । 

यहाँ एहसान (उपकार) का एक विषय तो आयतांश यअमुरु बिल अद्लि बल 
इह्सानि (वह न्याय और उपकार का आदेश देता है) में वर्णन कर दिया गया है और 
दूसरा उसकी वह व्याख्या है जिसे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं 
वर्णन कर दी है कि एहसान यह है कि जब तू उपासना के लिए खड़ा हो तो ऐसे खड़ा हो 
मानो तू अल्लाह को देख रहा है और एहसान के लिए कम से कम यह आवश्यक है कि तू 
इस प्रकार शिष्टतापूर्वक खड़ा हो, मानो वह तुझे देख रहा है । 

DOA 


सूरः 46, अन-नहल 










ह अ अह आर अह अह आर अ अ 








> ८ र ट a न ट न स ee र 

















iE 
*) 


हर 








जद 56 आह 0 नर जद 0 0 जद जर म अं“ 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
अल्लाह का आदेश आने ही को है, अतः 
उसको चाहत में जल्दी न करो । पवित्र 
है वह और ऊँचा है उससे जो वे शिर्क 
करते हैं ।2। 

वह अपने आदेश से अपने भक्तों में से 
जिस पर चाहे फरिश्तों को रूह-उल- 
कुदुस के साथ उतारता है (और उन्हें 
कहता है) कि सावधान करो कि 
निश्चित रूप से मेरे सिवा कोई उपास्य 
नहीं । अतः मुझ ही से डरो ।3। 

उसने आसमानों और धरती को सत्य के 
साथ पैदा किया है । वह बहुत ऊँचा है 
उससे जो वे शिर्क करते हैं ।4। 

उसने मनुष्य को वीर्य से पैदा किया 
फिर सहसा वह (मनुष्य) खुला-खुला 
झगड़ालू बन गया ।5। 

और चौपायों को भी उसने तुम्हारे 
लिए पैदा किया । उनमें गर्मी प्राप्त 
करने के साधन और बहुत से लाभ 
हैं। और उनमें से कुछ को तुम खाते 
(भी) हो ।6। 

और जब तुम उन्हें शाम को चरा कर 
लाते हो और जब तुम उन्हें (सवेरे) 
चरने के लिए खुला छोड़ देते हो, तुम्हारे 
लिए उनमें शोभा होती है ।7। 


A, # a, 
Ns ~ ge A g 
०, ५%; TE 20०४४ 22% (2६६ Od 70 र be 
५ १ 280 ee & 9 2.५७ 
जेट शक ~ ३ 
त दर 


| 
रः 





६ 
पु 
Ed 


9 
है. 
नट जद न 








Om LD Ms 


“| CE ZT bis of ToT 
os ० Hoa YS dl ० | 2 | 
Z हे र | | kb 7 

© C90 Ls 9 


ks ~ 5 2 > टू ~ CER 2 ५८० 
PCNA FS 
+ STIS Sn Lr > I 5 ~ 
NESSUS CNS 

2६ ७ | 4! A 
oo HS 


ss 
Z [30. 4 (६2 | Ee 
© Oe Ls ल्‍ 

A 
seats > हट [ < 
|3५9 2 Lo SNCS 


सूरः 46, अन-नहल 


और वे तुम्हारे बोझ उठाए हुए ऐसी 
बस्ती की ओर चलते हैं जिस तक तुम 
स्वयं को कठिनाई में डाले बिना नहीं 
पहुँच सकते । निस्सन्देह तुम्हारा रब्ब 
अत्यंत कृपालु (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।8। 

और घोड़े और खच्चर और गधे (पैदा 
किए) ताकि तुम उन पर सवारी करो 
और (वे) शोभा स्वरूप (भी) हों । इसी 
प्रकार वह (तुम्हारे लिए) उसे भी पैदा 
करेगा जिसे तुम नहीं जानते ।9। 

और सीधा मार्ग दिखाना अल्लाह पर 
(भक्तों का) अधिकार है । जबकि उन 
(मार्गो) में से कुछ टेढ़े भी हैं । और यदि 
वह चाहता तो अवश्य तुम सब को 
हिदायत दे देता ।0। (रुकू -7) 

वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से 
पानी उतारा । उसमें पीने का सामान है 
और उसी से पौधे निकलते हैं जिनमें तुम 
(चौपाय) चराते हो ।।।। 

वह तुम्हारे लिए इसके द्वारा खेती और 
जैतून और खजूर और अंगूर और प्रत्येक 
प्रकार के फल उत्पन्न करता है। निस्सन्देह 
इसमें ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा चिह्न 
है जो सोच-विचार करते हैं ।।2। 

और उसने तुम्हारे लिए रात को और 
दिन को और सूर्य और चन्द्रमा को सेवा 
में लगाया है । और नक्षत्र भी उसी के 
आदेश से सेवारत हैं । निस्सन्देह इसमें 
ऐसे लोगों के लिए जो बुद्धि रखते हैं 
बहुत बड़े चिह्न हैं ।।3। 


(| पारः ।4 


SSG DIO SESE | ४; 
pce] e Hh FY ass 


है ४ ३१ /८ /+ 


Mos ६ | 375 
Oost 


Cyr WC ESN EYES $ 
oO pee ०% y |; poe : 5 + a 


)3 


~ 


FAROE ES ANC 


६ 7 ~> i 5 2 ना 
Oia Hs 


| 


«4 
Vv 


> 4 ~ = ~ i 4०२45 ,§ हु 
ds SECIS SIGs 


(6) ARS मे 24-7० ८६४2 GF 
०१०८० A २४०4५ Sol 


OL 905६ Hepa 
Dri क5552८१ ५2४ 
७८३ ४४ 258 E80) 
re (| Fe ~ ie दर्द ~~ 
x 2) ¢ | 7 +b pees 7 5 7 
Bh 9 ioe) क 


~ 
tf हू 2x 


TD Ps 
४) क (५ Cs i <3 8 ६ + का 
PHI DBS ०४५ 
गत 6 a ७24 


सूरः 6, अन-नहल 


और उसने तुम्हारे लिए जो विभिन्न 
प्रकार की वस्तुएँ धरती में पैदा की हैं (वे 
सब तुम्हारे लिए सेवारत हैं) । इसमें 
उपदेश ग्रहण करने वाले लोगों के लिए 
निस्सन्देह बहुत बड़ा चिह्न है ।।4। 

और वही है जिसने समुद्र को सेवा में 
लगाया ताकि तुम उसमें से ताज़ा माँस 
खाओ और उसमें से तुम सौन्दर्य की 
सामग्रियाँ निकालो जिन्हें तुम पहनते 
हो। और तू नौकाओं को देखता है कि वे 
उसमें जल को चीरती हुई चलती हैं और 
ताकि तुम उसकी कृपा को ढूँढो और 
ताकि तुम कृतज्ञता प्रकट करो ।।5। 
और उसने धरती में पर्वत रख दिये ताकि 
तुम्हारे लिए (वे) भोजन के सामान 
उपलब्ध करें । और नदियाँ और रास्ते 
भी (बना दिये) ताकि तुम हिदायत 
पाओ |6। 

और बहुत से मार्गदर्शन करने वाले 
चिह्व। और वे नक्षत्रों से भी मार्ग-दर्शन 
लेते हैं 7। 

तो क्या वह जो पैदा करता है उस जैसा 
है जो पैदा नहीं करता ? अत: क्या तुम 
उपदेश ग्रहण नहीं करोगे ।8। 

और यदि तुम अल्लाह की नेमत की 
गणना करना चाहो तो उसे गिन नहीं 
सकोगे । निस्सन्देह अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।9। 

और अल्लाह जानता है जो तुम छिपाते 
हो और जो तुम प्रकट करते हो ।20। 


490 


पारः 4 


HENSON be NIE 


sl CJS ४ | 
003% 


LEE bE 


~ 


be ASD 


IN ३ AlN 95 
Fe >> iE ss) 2 ~ ass क 
O03 ALPS NE 


STII SLA 
SE , pi TE 52 535 


ले. के 
22 


(98 9-०७) 


Ree 22 


O03 2S Lele 


g 


* इ RRR Er 2८ 
YY (० >४ 7 | 
S035 


Ls 5 2 रु कक 72 3 ७ Rew ~ 
SY 4 | 
५44% 


(>) ) | & | 


OOS 6303 3... ७ os 


सूरः 68, अन-नहल ।)| पारः 4 
और जिनको वे अल्लाह के सिवा पुकारते $ 0353 26:४5: ८ ४ Is 
हैं, वे कुछ पैदा नहीं करते जबकि वे I RTT NETS 
स्वयं पैदा किए जाते हैं ।2]। है 4% 
मुर्दे हैं, जीवित नहीं । और समझ नहीं “6 > 25; gE | Fe 
रखते कि वे कब उठाए जाएँगे ।22।" 
ठ (रुकू ढी 
तुम्हारा उपास्य एक ही उपास्य है । (१:5 ४८; 5३| ४ 
अतः वे लोग जो परकाल पर ईमान नहीं हे रे CR 
लाते उनके दिल अस्वीकारी हैं । और वे IS oe > 
अहंकार करने वाले हैं ।23। ७63 55:5५ 


Y Eः ह ~~ 
६ 22202 2 ७ 


कोई सन्देह नहीं कि अल्लाह अवश्य । ८५7 ३६ 4८ ol ees 
जानता है जो वे छिपाते हैं और जोवे Re | है है हु 
प्रकट करते हैं । निस्सन्देह वह अहंकार 9८8 2 YS) Gs 
करने वालों को पसन्द नहीं करता ।24। 

और जब उनसे पूछा जाता है कि वह i56 ue on 
क्या है जो तुम्हारे रब्ब ने उतारा है ? F है 
तो वे कहते हैं कि पहले लोगों की BENSVI REL 
कथाएँ हैं ।25। 

(मानो वे चाहते हैं) कि कयामत के '५८'५। £5१ ५.6 : ४553 BSE) 
दिन अपने समस्त बोझ भी और उन | कि4 2४:80 द 

लोगों के बोझ भी उठाएँ जिन्हें वे ज्ञान १-०७ १2 <2 39 929 
के बिना पथभ्रष्ट किया करते थे । £ 
सावधान! बहुत ही बुरा है जो वे ५ B53 GLY se 
उठाते हैं ।26। (रुकू -त) 

निस्सन्देह उन लोगों ने भी जो उन से ८६ FIFE 0 2088 हर क हर 
पहले थे षड्यन्त्र किए । तो अल्लाह ने हा 

उनके भवनों को नींव से उखेड़ दिया, >€ 52) 92८5 ०७५२ 
तब उन पर छत उनके ऊपर से आ 





* इस आयत में उन मुश्रिकों का खंडन है जो काल्पनिक उपास्यों पर ईमान लाते थे । जो मुर्दों की भाँति 
थे और जीवन के कोई चिह्न उनमें नहीं पाए जाते थे । 


सूरः 46, अन-नहल 


गिरी । और उनके पास अज़ाब वहाँ से 
आया जहाँ से उनको अनुमान तक न 
था ।27। 

फिर कयामत के दिन वह उन्हें 
अपमानित कर देगा और कहेगा, कहाँ हैं 
मेरे वे साझीदार जिन के लिए तुम विरोध 
किया करते थे ? वे लोग जिन्हें ज्ञान 
दिया गया था कहेंगे कि निस्सन्देह आज 
के दिन अपमान और दुर्दशा क़ाफ़िरों पर 
(पड़ रही) है ।28। 

(उन पर) जिनको फ़रिश्ते इस अवस्था 
में मृत्यु देते हैं कि वे लोग अपनी जानों 
पर अत्याचार कर रहे होते हैं । और वे 
(यह कहते हुए) संधि का प्रस्ताव रखते 
हैं कि हम तो कोई बुराई नहीं किया 
करते थे । क्यों नहीं ! निस्सन्देह अल्लाह 
उसका भली-भाँति ज्ञान रखता है जो 
तुम किया करते थे ।29| 

अतः नरक के द्ारों में प्रविष्ट हो 
जाओ। लम्बे समय तक उसमें रहते 
चले जाओ । अत: अहंकार करने वालों 
का ठिकाना निश्चित रूप से बहुत बुरा 
है ।30। 

और उन लोगों से जिन्होंने तक़वा धारण 
किया कहा जाएगा कि वह क्या है जो 
तुम्हारे रब्ब ने उतारा है ? वे कहेंगे 
भलाई ही भलाई ! उन लोगों के लिए 
जिन्होंने इस संसार में पुण्यकर्म किए, 
भलाई (निश्चित) है । और परलोक का 
घर बहुत उत्तम है । और मृत्तक्रियों का 
घर क्या ही उत्तम है ।3।। 


!) पारः ।4 


RX ~» 2 i IT 5 + 2% 2 
> li 2७५ 9.2७ 9 (+2 
O53 Y 


w 
+ ~ 00% 


eu rR) 
00७ GANG oe 
AS CEN Bs 


sg 
(५३५७ Ui 

OSG SIs 
CSG SRN ESE 
EVR tiers 


~ 2X 


® Ce) | 33 


TR 


RE 9 > 5 


सूरः 46, अन-नहल 


सदा रहने वाले बाग हैं जिनमें वे प्रविष्ट 
होंगे, जिनके दामन में नहरें बहती होंगी। 
उनके लिए उन में वही कुछ होगा जो वे 
चाहेंगे । इसी प्रकार अल्लाह मुत्तक्ियों 
को प्रतिफल दिया करता है ।32। 
(अर्थात्‌) वे लोग जिनको फ़रिश्ते इस 
अवस्था में मृत्यु देते हैं कि वे पवित्र होते 
हैं । वे (उन्हें) कहते हैं, तुम पर सलाम 
हो । जो तुम कर्म करते थे उसके कारण 
स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाओ ।33। 

क्या वे इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग देख 
रहे हैं कि फ़रिश्ते उनके पास आएँ अथवा 
तेरे रब्ब का निर्णय आ पहुँचे । इसी प्रकार 
उन लोगों ने किया था जो उनसे पहले थे । 
और अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं 
किया बल्कि वे स्वयं अपनी जानों पर 
अत्याचार किया करते थे ।34। 

अतः उन्हें उनके कर्मो का कुपरिणाम 
पहुँचा और उन्हें उसने घेर लिया जिसके 
साथ वे उपहास किया करते थे ।35। 

(रुकू -) 
और उन लोगों ने जिन्होंने शिर्क किया 
कहा, यदि अल्लाह चाहता तो हमने 
उसके सिवा किसी चीज़ की उपासना न 
की होती न हमने न हमारे पूर्वजों ने । 
और न ही हमने उसके सिवा किसी वस्तु 
को सम्मान दिया होता । इसी प्रकार उन 
लोगों ने किया था जो उनसे पहले थे। 
अतः क्या पैगम्बरों पर खुला-खुला 
संदेश पहुँचाने के अतिरिक्त भी कोई 
दायित्व है ? ।36। 


(Cs > FE Er is EI 
~ (7 (५ २० Go a] Ta 


eS 
a ss sl ८ 25 < wr | 
CROSS BSS 5९ 
ZC ६ 5 09 


पारः ।4 


Z | 
w ~ 


[a 


$ 


+ 
नी 


EOE EY 


El 


N 


ANG I 0000 0 05 


ARIS 


© (0 ver | ~ 50 SE 
Z le 3+ 5 US 


= 
| 
श्र 


० 


ARIZ, I 


OOF AEN ४४०5-7३ 


PINE (८ Jakes We 


EENEEPIpC SEIS 6५ 


Cid 


Ys (>> CPP “9 > ९६272 [5 AS 
+ FO + 222 (2४2 JERE 
5५०८१ S33 Lass NS CSU] 


E टू > कि] 7 (iS i 
Le ie CHT A 


5.) ~ म 5 
CES ESN NGS 


सूरः 46, अन-नहल 


और निश्चित रूप से हमने प्रत्येक जाति 
में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की 
उपासना करो और मूर्ति (पूजा) से 
परहेज़ करो । अत: उनमें से कुछ ऐसे हैं 
जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी । और 
उन्हीं में ऐसे भी हैं जिन की पथभ्रष्टता 
निश्चित हो गई । अतः धरती में भ्रमण 
करो फिर देखो कि झुठलाने वालों का 
परिणाम कैसा था ।37। 

यदि तू उनकी हिदायत का लालसी है तो 
अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता जो 
पथभ्रष्ट करते हैं । और उनके कोई 
सहायक नहीं होंगे ।38। 


और उन्होंने अल्लाह की पक्की क़समें 
खाई है कि जो मर जाएगा अल्लाह उसे 
फिर कभी नहीं उठाएगा । क्यों नहीं ! 
यह ऐसा वादा है जिसे पूरा करना उस 
पर अनिवार्य है । परन्तु अधिकतर लोग 
नहीं जानते ।39। 

ताकि वह उन पर वह बात ख़ूब खोल दे 
जिसमें वे मतभेद किया करते थे । और 
ताकि वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
जान लें कि वे झूठे हैं ।40। 

जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो 
उस के लिए हमारा केवल यह कहना 
होता है कि हो जा तो वह होने लगती है 
और हो कर रहती है ।4॥। (रुकू ज) 
और वे लोग जिन्होंने अत्याचार सहने के 
बाद अल्लाह के लिए हिजरत की हम 
अवश्य उन्हें संसार में उत्तम स्थान प्रदान 


|| पारः ।4 


DD 


~) GUS 2) 


ARR 


|()| 
bee GEN Es 40 
ES Csi egal SD 
BENG 35 “६.2 


~Z5 ०४ 


ORIEN GEES 


SUIT RS SE) 
CES EID 
ORAS 


Y SS bls र 
420८ | ०3 3० ८: ३०२८०१॥॥ 


Og YN ASS 


br Ee 


Rr pies a7 2 है| | % re 
< ~ कक: ~ + * 
Af 8 


OCIS SE GSE 


ANEFESIETGRH DTA) 
> £ je ठ 2 
र SNES 
Ged BEANS 
ia lO Dee 


सूरः 46, अन-नहल 


करेंगे । और परलोक का प्रतिफल तो 
सब (प्रतिफलों) से बड़ा है । काश वे 
समझ रखते ।42। 

(यह प्रतिफल उनके लिए है) जिन्होंने 
धैर्य धारण किया और वे अपने रब्ब पर 
भरोसा करते हैं ।43। 

और हमने तुझ से पहले केवल ऐसे 
पुरुषों को ही भेजा जिनकी ओर हम 
वहइ किया करते थे । अतः यदि तुम 
नहीं जानते तो (पूर्ववर्ती) पुस्तक 
वालों से पूछ लो ।44। 

(उन्हें हमने) खुले-खुले चिह्नों और 
धर्मग्रन्थों के साथ (भेजा) । और हमने 
तेरी ओर भी अनुस्मारक-ग्रन्थ उतारा है 
ताकि तू अच्छी प्रकार से लोगों पर 
उसका स्पष्टीकरण कर दे जो उनकी 
ओर उतारा गया था और ताकि वे सोच- 
विचार करें ।45। 

क्या वे लोग जिन्होंने बुरी योजनाएँ बनाई 
(इस बात से) सुरक्षित हैं कि अल्लाह 
उन्हें धरती में धँसा दे अथवा उनके पास 
अज़ाब वहाँ से आ जाए जहाँ से (आने 
का) वे विचार तक न करते हों ।46। 
अथवा उन्हें उनके चलने फिरने की 
अवस्था में आ पकड़े । अतः वे (अल्लाह 
को उसके उद्देश्य में) असमर्थ करने वाले 
नहीं ।47। 

या (वह) उन्हें क्रमशः घटाते हए पकड़ 
ले । अतः निस्सन्देह तुम्हारा रब्ब बहुत 
ही मेहरबान (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।48। 


(| पारः ।4 


3, 4 [| आना 2 ee | है DEE 
is HE SFG SE 


gr ४५८ 2७2 
© Gols 


© 558: oS जो ही ks 227 Pa Be 
DOs ४ >४६११/-5०+२ 


EP TENG 
be] ही Gal 5 al] 
2 ~ es 54% 

SMAI shot 
PE (rf श्र कक आओ शा ~ u ६) 5) 
४७३०-७०) > ८ ४०४८४: 


2 
Ded 
> FN te 380” 


६ 065 


Te 


Z 26 97 | a 3॥४ ७ 
iSO DNS RON 
Geol neg soi 

® A यम &~ हु र ना 
0३ «५5 Ys 


2 Ks 4 2 kr ed 3.3 8 227% 4 [GF 5 
res i 3% 


सूरः 46, अन-नहल 


क्या उन्होंने देखा नहीं कि जो वस्तु भी 
अल्लाह ने पैदा की है उसकी परछाइयाँ 
कभी दाहिनी ओर से और कभी बाई 
ओर से स्थान बदलते हुए अल्लाह के 
समक्ष सजदः कर रही हैं । और वे 
विनम्रता करने वाली होती हैं ।49। 

और आसमानों और धरती में जो भी 
जीवधारी हैं और सब फरिश्ते भी 
अल्लाह ही को सजद: करते हैं । और वे 
अहंकार नहीं करते ।50। 


अपने ऊपर प्रभुत्व रखने वाले रब्ब से वे 


डरते हैं । और वही कुछ करते हैं जिसका _, 
£ 


उन्हें आदेश दिया जाता है ।5।। 

(रुकू न ) 
और अल्लाह ने कहा कि दो-दो उपास्य 
मत बना बैठो । निस्सन्देह वह एक ही 
उपास्य है । इसलिए केवल मुझ ही से 
डरो ।52। 
और जो आसमानों और धरती में है उसी 
का है । और उसी का आज्ञापालन करना 
आवश्यक है । तो क्या तुम अल्लाह के 
सिवा किसी और से डरते रहोगे ।53। 
और जो भी तुम्हारे पास नेमत है वह 
अल्लाह ही की ओर से है । फिर जब तुम्हें 
कोई कष्ट पहुँचता है तो उसी की ओर 
तुम गिड़गिड़ाते (हुए झुकते) हो ।54। 
फिर जब वह तुम से कष्ट को दूर कर 
देता तो तुम में से एक गिरोह तुरन्त 
अपने रब्ब का साझीदार ठहराने लगता 


है ।55| 


{| पारः ।4 


BEE 25% 8 


(8 ~ 27 Cr ~ A °| F434 
~ |9 Us | 2 2 | oro 


Z 53+ > 7 hw 
0950294 


262 
os 


7५% 


PGs BGs 
PETES ECON S| 

DIAS ४ 
UAE > % 2% 2 w 2 57 I 
००००८ 9 2g? 9) FS 0% > ४ 


दी] 
7 227 
Oss 


(8) Wes YIN SES 


~ 


RZ 


42 & (5६ 55 3 
SIE SCTOY OER 


GRD oN DNs 


~ Pei न! DIT ~ 
ODS oH 8 ol9 


rd i है! ~ न ७७ ~ 5% 5 w > 2 | ~ 
Is | sal) CAN SANS 


~ 


€ ८ > Et (७ ई ~ FESS 
९9 03S 42०५ 4! Lo 


~ 


4 45 Fe BS Ei iS ° 5% 
0 Sales aS 


Y py 2 2 2 
(3) RS w ON कम > 
०० () हज] का = 
Ry 
OO 2२-७९ 22 aN 


सूरः 46, अन-नहल 


ताकि जो हमने उन्हें प्रदान किया है 
उसकी कृतघ्नता करें । अतः कुछ लाभ 
उठा लो । तुम अवश्य (इसका 
परिणाम) जान लोगे ।56। 

और वे उसके लिए जिसे वे जानते नहीं 
उस जीविका में से जो हमने उनको 
प्रदान किया एक भाग निश्चित कर 
बैठते हैं । अल्लाह की सौगन्ध ! जो तुम 
झूठ गढ़ते रहे हो अवश्य उस विषय में 
पूछे जाओगे ।57। 

और उन्होंने अल्लाह के लिए बेटियाँ 
बना ली हैं । पवित्र है वह । जबकि 
उनके लिए वह कुछ है जो वे पसन्द 
करते हैं ।58। 

और जब उनमें से किसी को लड़की का 
शुभ-समाचार दिया जाए तो उसका 
चेहरा शोक से काला पड़ जाता है । और 
वह (शोक को) दबाने का प्रयत्न कर 
रहा होता है ।59। 

वह उस (सूचना) की पीड़ा के कारण 
जिस का शुभ-समाचार उसे दिया गया 
लोगों से छिपता फिरता है । कया वह 
अपमानित होने पर भी (अल्लाह के) 
उस (अनुदान) को रोक रखे अथवा उसे 
मिट्टी में गाड़ दे ? सावधान ! बहुत ही 
बुरा है जो वे फ़ैसला करते हैं ।60। 

उन लोगों के लिए जो परलोक पर ईमान 
नहीं लाते बहुत बुरा उदाहरण है । और 
सर्वोत्तम उदाहरण अल्लाह ही के लिए 
है। और वह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
तत्त्वज्ञ है (6॥ (रुकू न ) 


पारः ।4 


| 3.4 0, “८ Z b 


| ao Fi | ८६5 | i) 
89 9३: 
mp pe 


DE ~ 


pogo Regi snr 


> 
2 Re ३०० 


OO 9S 


EG pe 3५ 4 22 CG a § Fee 7277 
O03 


sb २५ ७६५० 2०) 5 
eS 5B 3 39.० 


+b 
BGs 
OFS ENT oll 


6 2 | 2 > है ga द ir 
sl DHE 
Do 22 56 कक रु OS ५ ~€ fe ir 

y 


5. () pe > र शा | | ie | 


सूरः 46, अन-नहल 


और यदि अल्लाह मनुष्यों की उनकी 
अत्याचारों के आधार पर पकड़-धकड़ 
करता तो इस (धरती) पर किसी 
जीवधारी को शेष न छोड़ता । परन्तु वह 
उन्हें एक निश्चित अवधि तक ढील देता 
है । अतः जब उनका समय आ पहुँचे तो 
न वे (उससे) एक क्षण पीछे हट सकते 
हैं और न आगे बढ़ सकते हैं ।62। 

और वे अल्लाह की ओर वह (बात) 
आरोपित करते हैं जिससे वे स्वयं घृणा 
करते हैं और उनकी ज़बानें झूठ बोलती 
हैं कि अच्छी वस्तुएँ उन्हीं के लिए हैं । 
निस्सन्देह उनके लिए आग (निश्चित) 
है । और निस्सन्देह वे निस्सहाय छोड़ 
दिए जाएँगे ।63। 

अल्लाह की सौगन्ध ! निस्सन्देह हमने 
तुझ से पहली जातियों की और रसूल 
भेजे तो शैतान ने उनके कर्म उन्हें सुन्दर 
बनाकर दिखाए । अतः आज वह 
उनका संरक्षक (बन बैठा) है । 
हालाँकि उनके लिए पीड़ाजनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।64। 

और हमने केवल इसलिए तुझ पर पुस्तक 
उतारी कि जिस विषय में वे मतभेद करते 
हैं तू (उसे) उनके लिए खूब खोल कर 
वर्णन कर दे और (इस लिए कि यह 
पुस्तक) ईमान लाने वाले लोगों के लिए 
हिदायत और अनुकंपा का साधन हो ।65। 
और अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा 
तो इससे धरती को उसके मर जाने के 
पश्चात्‌ जीवित कर दिया । निस्सन्देह 


र 52 5S Ss है! ie 757 7 
iSO CHD ४०२४५ 
4b | TS न्द Z2 pies 27 
YASS 
69 6 ) 92 ~ ye उ SOE 


2 


~ 
<5 


Tf Hh ~ ३5 दर्द 4 (& 
50853 oa SELIG 
~ ye X le aT Ci 54 4 ८% 
tye | + ad | BS र 2 र 3 

OA ris 


SAB LSNELEE STs 


LR RR pe ‘¢ 
263.) 39 (५०-०३ Al sls 


\ 


हि 


52 


(६) ग्द 2 pw 5) द 
००००५ % p92 


सूरः 46, अन-नहल 


इसमें उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चिह्न 
है जो (बात को) सुनते हैं ।66। 

(रुकू न ) 
और निस्सन्देह तुम्हारे लिए चौपायों में 
भी एक बड़ा चिह्न है । हम तुम्हें उस में 
से जो उनके पेटों में गोबर और खून के 
बीच से उत्पन्न होता है वह शुद्ध दूध 
पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए 
स्वादिष्ट है ।67। 
और खजूरों के फलों और अंगूरों से भी 
(हम पिलाते हैं) । तुम इससे नशा” और 
उत्तम जीविका भी बनाते हो । 
निस्सन्देह इसमें बुद्धि रखने वालों के 
लिए एक बड़ा चिह्न है ।68। 
और तेरे रब्ब ने मधुमक्खी की ओर 
वहइ की कि पर्वतों में भी और वृक्षों 
में भी और उन (लताओं) में जिन्हें 
वे ऊँचे सहारों पर चढ़ाते हैं, घर 
बना ।69। 
फिर प्रत्येक प्रकार के फलों में से खा 
और अपने रब्ब के रास्तों पर विनम्रता 
पूर्वक चल । उनके पेटों में से ऐसा पेय 
निकलता है जिसके रंग भिन्न-भिन्न 
प्रकार के हैं । और इसमें मनुष्यों के लिए 
एक बड़ी आरोग्य प्रदानकारी शक्ति है । 
निस्सन्देह इसमें सोच-विचार करने 
वालों के लिए बहुत बड़ा चिह्न है ।70| 
और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर वह 
तुम्हे मृत्यु देगा । और तुम ही में से वह 
भी है जिसे सुध-बुध खो देने की आयु 


> 
0 


है CG) Oxo 492) 


न्न्‌ 


हा 2: न (6 Sts र 
OB Dla ss 
i 3k; 7b र 7 
dks 5.2 6 5४ YS 


नः 
~ % 


fs 
(2४०४ * 
कम ~ Pi ~ + 
ली 


rd FEE FE Z 
OOS 2B LINCS 


॥ 
2 524 Iz pw 2 


BE 2 7 हि LS Die & £] % ~ 





 मुहावरा है : “नशा उसने पिया ख़ुमार तुम्हें चढ़ा'' देखिए जामे-उल-लुग़ात । 


सूरः 46, अन-नहल 


तक पहुँचाया जाता है ताकि ज्ञान प्राप्त 
करने के पश्चात पूर्णतया ज्ञान विहीन 


हो जाए। निस्सन्देह अल्लाह स्थायी ज्ञान ६ 


रखने वाला (और) स्थायी सामर्थ्य रखने 
वाला है ।7।। (रुकू उह) 

और अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ 
दूसरों पर जीविका में बढ़ोत्तरी प्रदान की 
है । अतः वे लोग जिन्हें बढ़ोत्तरी प्रदान 
की गई वे कभी अपनी जीविका को 
उनकी ओर जो उनके अधीन हैं इस 
प्रकार लौटाने वाले नहीं कि वे उसमें 
उनके समान हो जाएँ । फिर क्या वे 
(इस) वास्तविकता के जानने के बाद 
भी अल्लाह की नेमत का इनकार करते 
हैं ? |72| 

और अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे लिए 
तुम्हारे ही वर्ग में से जोड़े पैदा किए 
और तुम्हारे जोड़ों में से ही तुम्हें बेटे 
और पोते प्रदान किए और तुम्हें पवित्र 
वस्तुओं में से जीविका प्रदान की । तो 
फिर क्या वे झूठ पर तो ईमान लाएँगे 
और अल्लाह की नेमतों का इनकार कर 
देंगे ? ।73। 

और वे अल्लाह के सिवा उसकी उपासना 
करते हैं जो उनके लिए आसमानों और 
धरती में किसी जीविका पर कुछ भी 
आधिपत्य नहीं रखते और वे तो कोई 
सामर्थ्य नहीं रखते ।74। 

अतः अल्लाह के बारे में दृष्टान्त न दिया 
करो । निस्सन्देह अल्लाह जानता है और 
तुम नहीं जानते ।75। 


5 Tz Fee ५F 7 a Ee 555) 
७329-28 Es \ 309) 
>& ७४ ८655 ८ 5:93 


© 7 SRS 37 % Mee bis CX 
GENCE INT 


| CaS AIT ५६ gE ~ 

> 9) oa} | (35 sls 

Zr ह 2 ३7 ‘ae ~~ ~ 

RE UTS ENN 
~ 

SN अदा 


je bs) b 3४5! ००0५ 7 ७ >>. 3 
dS hls 355 


5 52 ४ ७ 72, 74> 22 
O35 sag) Se Oss 


© te ४ 


CR LENSES 
I SEEN Toe BIE 
[a न sas 2, R27 ¥ 4 
OO SYS 


RIT 
3 


BOS Ys 


सूरः 46, अन-नहल 


इसी प्रकार अल्लाह एक भक्त का 
उदाहरण प्रस्तुत करता है जो किसी का 
दास हो और किसी चीज़ पर कोई प्रभुत्व 
न रखता हो और उसका भी (उदाहरण 
देता है) जिसे हमने अपनी ओर से उत्तम 
जीविका प्रदान की है और वह उसमें से 
गुप्त रूप से और प्रकाश्य रूप से भी खर्च 
करता है । कया वे समान हो सकते हैं ? 
समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है । 
जबकि वास्तविकता यह है कि 
अधिकतर उनमें से नहीं जानते ।76। 
इसी प्रकार अल्लाह दो व्यक्तियों का 
उदाहरण प्रस्तुत करता है । उन दोनों में 
से एक गूँगा है जो किसी चीज़ पर कोई 
सामर्थ्यं नहीं रखता और वह अपने 
स्वामी पर एक बोझ है । वह उसे जिस 
ओर भी भेजे वह कोई भलाई (का 
समाचार) नहीं लाता । क्या वह व्यक्ति 
और वह समान हो सकते हैं जो न्याय का 
आदेश देता है और सन्मार्ग पर (अग्रसर) 
है ? ।77। (सुकू 2) 

और आसमानों और धरती की अदृश्य 
(बातें) अल्लाह ही की सम्पत्ति है । 
और (प्रतिश्रुत) घड़ी का मामला तो 
आँख झपकने के समान या इससे भी 
शीघ्रतर है । निस्सन्देह अल्लाह प्रत्येक 
वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।78। 

और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माताओं के 
पेटों से निकाला जब कि तुम कुछ नहीं 
जानते थे । और उसने तुम्हारे लिए कान 


! || पारः 4 
Y K ls > 5 | 9 yi Yes 2 ८2.० 
(< 6)) ४५4७5; (64 5५५ 3-८ 


ड Us bigs” २2 ६ 
(० _9 कम Cow आर क 


IF RE | Ub 4 ह 27 ' | 6 


पड़ ie NE Dy 
(5089 $ ५ 552४: 
SS 85 riot] 43 
Eee 


~~ ~ 


CS ANS uh 


)e 

५ Oi bless 
85 ~+ fz i 2 
9 U2) ४ | al AS 
Bice VIA 


PES 
Mls ES 


सूरः 46, अन-नहल 


और आँखें और दिल बनाए ताकि तुम 
कृतज्ञता प्रकट करो ।79। 

क्या उन्होंने पक्षियों को आकाश के 
वायुमण्डल में काम पर लगाए हुए नहीं 
देखा ? उन्हें अल्लाह के सिवा कोई थामे 
हुए नहीं होता । निस्सन्देह इसमें उन 
लोगों के लिए बहुत से चिह्न हैं जो ईमान 
लाते हैं ।80। 

और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों 
में शान्ति रख दी और तुम्हारे लिए 
पशुओं के चमड़ों से एक प्रकार के घर 
बना दिए जिन्हें तुम यात्रा के दिन और 
पड़ाव के दिन हल्का पाते हो । और 
उनकी पशम और उनकी ऊन और उनके 
बालों से अनेक साज़ो-सामान बनाया 
और एक समय तक लाभ उठाना 
निश्चित किया ।8।। 

और अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया है 
उसमें से तुम्हारे लिए छायादार चीज़ें 
भी बनाई । और तुम्हारे लिए पहाड़ों में 
आश्रयस्थल बनाए । और तुम्हारे लिए 
ओढ़ने का सामान बनाया जो तुम्हे 
गर्मी से बचाता है । और ओढने का 
वह सामान भी जो युद्ध के समय 
तुम्हारा बचाव करता है । इसी प्रकार 
वह तुम पर अपनी नेमत को पूरा 
करता है ताकि तुम आज्ञाकारी बन 
जाओ ।82। 

अतः यदि वे फिर जाएँ तो तुझ पर तो 
केवल खुला-खुला संदेश पहुँचाना 
अनिवार्य है ।83। 


०३ ट्र 5 ~| ; 
OO 2 % 2 9४ २३:८० 


Bplay Lia 
55 IL BH ४355 
REECE CAE] 


~ 
ek 777 ४० ॥| x 2 2 pl Re Di 
<! ~9 > TD 
| हे 
i PrP | | | i ZL Br 7 G > pC ३७४६ 
न ~ ~ + Ce 


ir BZ 
© og Jose 2 द्र Fe At Die WR 65 |~ 
OO se 
ed ° 


© 2 5 0 2» WEEK 5 
NENAGH 


सूरः 46, अन-नहल 


वे अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं 
फिर भी उसका इनकार कर देते हैं । और 
उनमें से अधिकतर काफिर लोग हैं ।84। 
(रुकू 7) 
और जब हम प्रत्येक जाति में से एक 
गवाह खड़ा करेंगे फिर वे लोग जिन्होंने 
इनकार किया उनको (कुछ कहने की) 
अनुमति नहीं दी जाएगी । और न उन 
की पहुँच (अल्लाह की) चौखट तक 
होगी ।85। 
और वे लोग जिन्होंने अत्याचार किया 
जब वे अज़ाब को देखेंगे तो वह उनसे 
हल्का नहीं किया जाएगा और न ही वे 
ढील दिए जाएँगे ।86। 
और जब वे लोग जिन्होंने शिर्क किया 
अपने (घड़े हुए) उपास्यों को देखेंगे तो 
कहेंगे कि हे हमारे रब्ब ! ये हैं हमारे 
उपास्य जिनको हम तेरे सिवा पुकारा 
करते थे । तो वे (उनकी) यह बात उन 
पर ही दे मारेंगे कि निस्सन्देह तुम झूठे 
हो ।87। 
अतः उस दिन वे अल्लाह से संधि के 
इच्छुक होंगे । और जो कुछ वे झूठ गढ़ा 
करते थे, उन से खो चुका होगा ।88। 
वे लोग जिन्होंने इनकार किया और 
अल्लाह के मार्ग से रोका हम उन्हें 
अज़ाब पर अज़ाब में बढ़ाते चले 
जाएँगे क्योंकि वे फसाद किया करते 
थे ।89। 
और जिस दिन हम प्रत्येक जाति में 
उन्हीं में से उन पर एक गवाह खड़ा 


|} पारः ।4 


Eg > g 5 % ४ 2 SS 5 27 
SI AS es DPR 
)) E Dt ह 2 re 277 
रद OU a |» » ५ |9 


Cd 


र ८9: Es af 2 > 2 ~ p27 7 
PSST IIS NT (१23 
> EST Td E i EG 252 
BY |3 ss > 2353) 3 


RES LEAS 


a 
ANU 
+ +७2 


CGY SANE CSN 


8635 25 IBY पे 
|») 5 2 Wo Fit 5 Tz 7 ~ 
[5 LAE 
SES ORM OSES ४4० ८; 
2) DB 2S 2 

f ट्र DAES | SS Le 
E OOH 


Pg 
‘~ 


Ber STD NEUSE 
OIF 96४ 4 
MURIEL Ng] 
5६ 5 Ea 563 38 द > (20052 
Ee : > | 39 G iE n>) 


4 22 2 
०३-०४ 


८.2, ० AR WR « ४ श्र 
2५9 sel 2}~ {725 2 Ww C3 + “249 2“ “४ 
($ ~ < ४. | मिस कक - As UG AS =, 9 9 
© i > ९३ है, Z | ०“ + 0 


सूरः ।6, अन-नहल 


करेंगे और तुझे हम उन (सब) पर 
गवाह बना कर लाएँगे और हमने तेरी 
ओर ऐसी पुस्तक उतारी है जो कि 
प्रत्येक बात को खोल-खोल कर वर्णन 
करने वाली है । और हिदायत और कृपा 
स्वरूप है तथा आज्ञाकारियों के लिए 
शुभ-समाचार है ।90। (रुकू नह) 
निस्सन्देह अल्लाह न्याय और उपकार 
करने का और निकट सम्बन्धियों को 
दिया जाने वाला अनुदान के समान 
अनुदान करने का आदेश देता है । और 
निर्लज्जता और नापसंदोदा बातों और 
विद्रोह करने से मना करता है । वह तुम्हें 
उपदेश देता है ताकि तुम शिक्षा प्राप्त 
करो ।9।। 

और जब तुम प्रतिज्ञा करो तो अल्लाह से 
की गई प्रतिज्ञा को पूरा करो । और 
क़समों को उनके पक्का करने के बाद न 
तोड़ो जबकि तुम अल्लाह को अपने 
ऊपर ज़ामिन बना चुके हो । जो कुछ 
तुम करते हो अल्लाह निश्चित रूप से 
जानता है ।92। 

और उस स्त्री की भाँति मत बनो जिसने 
अपने काते हुए सूत को मज़बूत हो जाने 
के बाद टुकड़े-ट्रकड़े कर दिया। तुम 
अपनी क़समों को परस्पर धोखा देने के 
लिए प्रयोग करते हो, ऐसा न हो कि एक 
जाति दूसरी जाति पर बढ़ोत्तरी प्राप्त कर 
ले । निस्सन्देह अल्लाह इसके द्वारा 
तुम्हारी परीक्षा लेता है । और वह 
अवश्य तुम पर क़यामत के दिन उसे 


E GE Bs 
& Oh 


॥ | पारः ।4 


MVE ३. जश 
f 9 uke Ee ४५ 3 SE | 


90% 08 


Ulisse हू 


> 
| g2Gs Pr 57 9 


(६-3१ ५८-०० १५-०० ३१ 


~ 


| ~ | 


FESO AEG 


£२5 LF 445 Sat 6 
ASSES Psi 
0634555 
loan ७४ 
SE 3856. SION 


~ ee” 


5 XE 


95 

Be 

JOON SYS 
7 


4) Zl 27 
2 f 


(2 tos CARA) E | 


7 2 ५०42 


Fe | © ERS 9 
ol 
CA 5 } ~ 


AS oD i 


~ ३० 


सूरः 46, अन-नहल 


खोल देगा जिसके सम्बन्ध में तुम मतभेद 
किया करते थे ।93। 

और यदि अल्लाह चाहता तो अवश्य 
तुम्हें एक समुदाय बना देता । परन्तु वह 
जिसे चाहता है पथभ्रष्ट ठहराता है और 
जिसे चाहता है हिदायत देता है । और 
तुम निस्सन्देह उन कर्मो के विषय में पूछे 
जाओगे जो तुम करते थे ।94। 

और तुम अपनी क़समों को आपस में 
धोखा देने का साधन न बनाओ । ऐसा 
न हो कि (तुम्हारा) क़दम जम जाने 
के बाद उखड़ जाए । और तुम बुराई 
(का दुष्परिणाम) चखो क्योंकि तुम 
अल्लाह के मार्ग से रोकते रहे और 
तुम्हारे लिए एक बड़ा अज़ाब 
(निश्चित) हो ।95। 

और अल्लाह की प्रतिज्ञा को थोड़ी 
क़ीमत पर बेच न दिया करो । निस्सन्देह 
जो अल्लाह के पास है वह तुम्हारे लिए 
उत्तम है यदि तुम जानते ।96। 


जो तुम्हारे पास है वह समाप्त हो 
जाएगा और जो अल्लाह के पास है वह 
शेष रहने वाला है । और अवश्य हम उन 
लोगों को जिन्होंने धैर्य धारण किया 
उनके उत्कृष्ट कर्मा के अनुसार प्रतिफल 
देंगे जो वे किया करते थे ।97। 

पुरुष या स्त्री में से जो भी पुण्यकर्म 
करेगा बशर्तोकि वह मोमिन हो, तो उसे 
हम निस्सन्देह एक पवित्र जीवन के रूप 
में जीवित कर देंगे | और उन्हें अवश्य 


|| पारः ।4 


~~ 
6 iss ss 
नी 


DF SN #है 


ig Fee tog Fe % हः [ iz ES > 3 


52 NE 52 (i SAR, gf 
CS 5 Zs ~ oe 

5D GS 5-5 2 7७ 
piers pole | 
¢ Se) ट £~ 

Cer 


Ee “SEES % 57 Pal 0 Nz 
25) ७९७४ ००५0 2७४3 7.3 YS 


द 2 2 i 5p, 72 ४ (८ ३ 
jo dS 
७98 हल Ei 


TE biz 2 ~ 2 2 ~ 2 
SUL ८७ १55; sie 
EIS SOE pS ) | A 5 क आई कट 
SFE SIG SUNG BET 


7RZ | sf 2 EF w (6 | 4 ~ Clee 7 5 - हट, 
+° (2 2 
33 SS | ६ : 4422 ~ कल 
2347 BE Z | MRE ~ ZZ ¢ 2 
ne 3 4१7 8882 Zug br 22% ¢ 
=) + . (९ 
re is 29° 


सूरः 46, अन-नहल 


उनका प्रतिफल उनके उत्कृष्ट कर्मों के 
अनुसार देंगे जो वे करते रहे ।98। 

अत: जब तू कुरआन पढ़े तो 
धुतकारे हुए शैतान से अल्लाह की 
शरण माँग ।99। 

निस्सन्देह उसे उन लोगों पर कोई प्रभुत्व 
नहीं जो ईमान लाए हैं और अपने रब्ब 
पर भरोसा करते हैं ।00। 

उसका प्रभुत्व तो केवल उन लोगों पर है 
जो उसे मित्र बनाते हैं । और उन पर है 


जो उस (अर्थात्‌ अल्लाह) का साझीदार ्ू 


ठहराते हैं ।।0। (रुकू +6 ) 

और जब हम कोई आयत बदल कर उस 
के स्थान पर दूसरी आयत ले आते हैं, 
और अल्लाह अधिक जानता है जो वह 
उतारता है, तो वे कहते हैं कि तू केवल 
एक झूठ गढ़ने वाला है । जबकि 
वास्तविकता यह है कि उनमें से 
अधिकतर नहीं जानते ।।02। 

तू कह दे कि इसे रूह-उल-कुदुस ने 
तेरे रब्ब की ओर से सत्य के साथ 
उतारा है ताकि वह उन लोगों को 
दुढ़ता प्रदान करे जो ईमान लाए | और 
आज्ञाकारियों के लिए हिदायत और 
शुभ-समाचार हो ।।03। 

और निस्सन्देह हम जानते हैं कि वे कहते 
हैं इसे किसी मनुष्य ने सिखाया है । 
जिसकी ओर यह बात आरोपित करते हैं, 
उसकी भाषा अ'जमी (अर्थात्‌ अस्पष्ट) 
है । जबकि यह (कुरआन की भाषा) एक 
स्पष्ट और उज्ज्वल अरबी भाषा है ।।04। 


[| पारः ।4 


BOSSE Geib 2B 


~ 


७S ) 2) lee 8 RE 
७ 225 Hs 
alee 
७098 E59 
ER SP Oo 


(2 al | 


(4 ०६०८ 
9 


| ME PRT PA 5 (i {~ 
SETS GOES 
Ti. दर ‘ई i § + १६४ 

hFSHR 


—_ 


DID 


Pd oe | © i ~ a5 --०)9 


~ oe 


सूरः 6, अन-नहल 


निस्सन्देह वे लोग जो अल्लाह की 
आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह 
उन्हें हिदायत नहीं देगा । और उनके 
लिए अति पीडादायक अज़ाब 
(निश्चित) है ।05। 

झूठ केवल वही लोग गढ़ते हैं जो अल्लाह 
की आयतों पर ईमान नहीं लाते और 
यही लोग ही झूठे हैं ।।06| 


जो भी अपने ईमान लाने के पश्चात्‌ 


अल्लाह का इनकार करे सिवाय इसके 
कि जो विवश कर दिया गया हो, 
जबकि उसका दिल ईमान पर संतुष्ट हो 
(वह दोषमुक्त है) । परन्तु वे लोग जो 
इनकार करने पर दिल से संतुष्ट हो गए 
उन पर अल्लाह का प्रकोप होगा । और 
उनके लिए एक बड़ा अज़ाब 
(निश्चित) है ।।07। 

यह इसलिए है कि उन्होंने सांसारिक 
जीवन को परलोक पर (प्राथमिकता देते 
हुए) पसन्द कर लिया । और इस कारण 
से (भी) है कि अल्लाह कदापि काफिर 
लोगों को हिदायत नहीं देता ।।08। 

यही वे लोग हैं जिनके दिलों पर और 
उनके कानों पर और उनकी आँखों पर 
अल्लाह ने मुहर कर दी । और यही वे 
लोग हैं जो लापरवाह हैं ।।09। 

कोई सन्देह नहीं कि परलोक में 
निश्चित रूप से यही लोग घाटा पाने 
वाले होंगे ।।0| 

फिर निस्सन्देह तेरा रब्ब उन लोगों को 
जिन्होंने परीक्षा में डाले जाने के बाद 


507 


40०१ द 2 92 Y, 5} 


ENE 


Cw 


Og YDS sy | 

SOFIA Esl Mt 
SNPs HE 
RSENS [MTEC 
oe BLS SNE 
OBEN 


४2५ “०५ TIES 
SOs 


OLIN G ~ 


ZF 
CR 


CRITE NS ENE 


सूरः 46, अन-नहल 


पारः ।4 





हिजरत की फिर उन्होंने जिहाद किया 
और धैर्य किया । तो निश्चित रूप से 
तेरा रब्ब उसके बाद बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।।।।। (रुकू +) 

जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान के 
बचाव में झगड़ता हुआ आएगा और 
प्रत्येक जान को जो कुछ उसने किया 
पूरा-पूरा दिया जाएगा । और उनपर 
अत्याचार नहीं किया जाएगा ।।2। 
और अल्लाह एक ऐसी बस्ती का 
उदाहरण वर्णन करता है जो बड़ी 
शान्तिपूर्ण और संतुष्ट थी । उसके पास 
प्रत्येक दिशा से उसकी जीविका प्रचुर 
मात्रा में आती थी । फिर उस (के 
निवासियों) ने अल्लाह की नेमतों की 
कृतघ्नता की तो अल्लाह ने उन्हें उन 
कर्मो के कारण जो वे किया करते थे भय 
और भूख का वस्त्र पहना दिया ।।3। 
और निस्सन्देह उनके पास उन्हीं में से 
एक रसूल आया तो उन्होंने उसे झुठला 
दिया । अतः अज़ाब ने उनको आ पकड़ा 
जबकि वे अत्याचार करने वाले थे ।।4। 
अतः जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने जीविका 
प्रदान को है उसमें से हलाल (और) 
पवित्र खाओ और अल्लाह की नेमत के 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो यदि तुम उसी 
की उपासना करते हो ।!।5। 

उसने तुम पर केवल मुर्दार और खून और 
सूअर का माँस और वह (भोजन) हराम 
किया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी 


| AZ ८३ | 
| ९-२७ 


RAT 


(9) >> ) 922) (& 5 


40६88 40 SG ८. 7455-६८ 
०2 i Ea * 2% iz 2 ? ` 
SESE ANG 

OO 9४.2: 


FES a0 525 BE ५455 


~ yb 5] 


AIDA SAIS 


CW Fe 53 ells 


460 4६68 ४0 ८553-55 
SARIY 


OO) 3S 
sss) 
C8 Aya ४2 ५ ७५ gy 


सूरः 46, अन-नहल 


और का नाम लिया गया हो । हाँ जो 
अत्यन्त विवश हो जाए, न (हराम भोजन 
की) चाहत रखने वाला और न सीमा का 
उल्लंघन करने वाला हो । तो निस्सन्देह 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!।6| 

और तुम उन चीज़ों के बारे में जिनके 
बारे में तुम्हारी जुबानें झूठ वर्णन करती 
हैं यह न कहा करो कि यह हलाल है 
और यह हराम, ताकि तुम अल्लाह पर 
झूठे आरोप लगाओ । निस्सन्देह वे लोग 
जो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं सफल नहीं 
हुआ करते ।।।7। 

एक थोड़ा सा लाभ है और (फिर) उनके 
लिए एक बड़ा पीड़ादायक अज़ाब 
(निश्चित) है ।8। 

और जो यहूदी हुए उन लोगों पर भी 
हमने उन वस्तुओं को हराम ठहरा दिया 
था जिनका वर्णन हम तुझ से पहले कर 
चुके हैं । और उन पर हमने अत्याचार 
नहीं किया बल्कि वे स्वयं अपनी जानों 
पर अत्याचार करते थे ।।।9। 

फिर तेरा रब्ब उन लोगों के लिए 
जिन्होंने अनजाने में अपकर्म किए फिर 
उसके पश्चात्‌ प्रायश्चित कर लिया और 


सुधार किया । निस्सन्देह तेरा रब्ब इस ! 
(पवित्र परिवर्तन) के बाद बहुत क्षमा ' 


करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है 20। (रुकू >>) 

निस्सन्देह इब्राहीम (अपने आप में) एक 
समुदाय (स्वरूप) था जो सदा अल्लाह 


| | पार; 4 
5४ ४ ६ ७ 2 पे [त | 72% 


Re 24 ~ 5985 i 
AS iS ८) 0०४ Ys 
Rize IF EI A न, FE, ~ 
72 3 + RI dee > pe 
HO DINE |5 %५० 
ch र ee hn ke93 ३७३” 
OO ay Yo dl E037 


द्र डः 


SIC EIN 


CBG SE 8 0 55 
FR | ~ ert 25% (I ३०2६० 


(9 0७५०-२० og Er E 


Rg REUSE ib 


सूरः 46, अन-नहल 


का आज्ञाकारी उसी की ओर झुका रहने 
वाला था । और वह मुश्रिकों में से नहीं 
था ॥2। 

उसकी नेमतों की कृतज्ञता प्रकट करने 
वाला था । उस (अल्लाह) ने उसे चुन 
लिया और उसे सन्मार्ग की ओर 
हिदायत दी ।22| 

और हमने उसे संसार में भलाई प्रदान की 
और परलोक में वह निश्चित रूप से 
सदाचारियों में से होगा ।23। 

फिर हमने तेरी ओर वहइ की कि तू 
(अल्लाह की ओर) झुके रहने वाले 
इब्राहीम के पथ का अनुसरण कर । और 
वह मुश्रिकों में से न न था ।24। 
निस्सन्देह सब्त उन लोगों के लिए 
(परीक्षा स्वरूप) बनाया गया जिन्होंने 
उसके बारे में मतभेद किया । और तेरा 
रब्ब निश्चित रूप से उनके बीच 
क़यामत के दिन उन बातों का अवश्य 
फैसला करेगा जिनमें वे मतभेद किया 
करते थे ।।25। 

अपने रब्ब के रास्ते की ओर 
विवेकशीलता और सदुपदेश के साथ 
बुला । और उनसे ऐसी दलील के साथ 
तर्क कर जो सर्वोत्तम हो । निस्सन्देह 
तेरा रब्ब ही उसे जो उसके रास्ते से 
भटक चुका हो सबसे अधिक जानता है। 
और वह हिदायत पाने वालों का भी 
सबसे अधिक ज्ञान रखता है ।।26। 

और यदि तुम दंड दो तो उतना ही दंड 
दो जितना तुम पर अत्याचार किया 


|| पारः ।4 
2 ty > ba Z ड tz 
OES ill (2 <5) 


६४६ ,।०2*६ 4०० Kt 3 a4) ० 
Eel CEI 
>> Os Ee As | 

CO REGS] 

fe Hide 
ES FO Z E ee 
CS lO ५७५ शक 


| priors | ~ (3२ i rf Oe Ke Cr | र, ies [$| 
° DR be 
Cd # ~ ed 
5 AR27 RZ 


न 57 CD Dr ~ + >¢ 
fre oN Sls 3 
4 pou 2202. 305098 E 3 Fe 

OO sl Sl » 63 2९४) 


MCSE Ro NOE »यी 
३०-०४ EN 
Gy Sahel 
Als EB bl <» 
El #5 03-2२ 05०७० 

ORM 
Gs FS BE 05 


सूरः 6, अन-नहल ;]] पारः 4 


गया था । और यदि तुम धैर्य धरो तो “३ 2575 EET SC ६३३८ 
निस्सन्देह धैर्य धरने वालों के लिए यह \ हा 


उत्तम है |27। OE 2 
धर ~ |) दर 

और तू धैर्य धर और तेरा धैर्य अल्लाह 5, , ५ ८-८ ८ 5 5 25 

के सिवा किसी और के लिए नहीं । HE ST TN 2 

और तू उन पर शोक न कर और जो वे (३-० प 6४.9 +४५८) >> 

षड्यन्त्र रचते हैं तू उस से तंगी में न CUS 

पडू ।]28। i CN 


निस्सन्देह अल्लाह उन आ साथ है CINE bo । < 33 ६ ट TR] 
जो तक़वा धारण करते हैं और जो _ 
उपकार करने वाले हैं ।।29। d DO) ss 2 
I6 
(रुकू >) 


|! 


7- सूरः बनी इस्राईल 


यह मक्की सूर: है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।।2 आयतें हैं । इसे सूरः 
अल-इस्रा भी कहा जाता है । 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आध्यात्मिक उत्थान का 
विषयवस्तु जो पिछली सूरः में जारी था उसी का वर्णन इस सूरः में भी है । इसमें हज़रत 
मुहम्मद सल्ल. को यह दिखाया गया कि जिन नुबुव्वतों का समापन फ़िलिस्तीन में हुआ 
तेरी यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती बल्कि वहाँ से और ऊँचाइयों की ओर बढ़ती है । इस 
प्रकरण में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत का वर्णन किया । यद्यपि हज़रत मूसा 
अलै. भी बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचे परन्तु हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का उत्थान इससे भी उच्चतर था । 

यह सूरः अब यहुदियों के वर्णन को इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि उनको अपने 
अपराध के कारण अपने देश फ़िलिस्तीन से निकाल दिया गया था । और अल्लाह तआला 
के अत्यन्त कड़े निरीक्षक भक्त उन के ऊपर तैनात किए गए थे जो उनके शहर की 
गलियों में प्रवेश करके तीव्रता से आगे बढ़े और पूरे शहर को ध्वस्त कर दिया । परन्तु 
अल्लाह तआला फिर उन पर दया करेगा और एक और अवसर उन्हें देगा कि वे दोबारा 
फ़िलिस्तीन पर क़ब्ज़ा कर लें जैसा कि इस समय हो चुका है । परन्तु यह भी कहा है कि 
यदि उन्होने प्रार्याश्चित न किया और अल्लाह के भक्तों के साथ दयापूर्ण व्यवहार न किया 
तो फिर अल्लाह तआला उन्हें फ़िलिस्तीन से स्वयं निकालेगा, न कि मुसलमानों से युद्ध 
के फलस्वरूप ऐसा होगा । फिर उनके स्थान पर अल्लाह तआला अपने सदाचारी भक्तों 
को फ़िलिस्तीन का शासक बना देगा । स्पष्ट है कि मुसलमानों को तब तक फिलिस्तीन 
पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वे इस शर्त को पूरा न करें अर्थात अल्लाह के 
सदाचारी भक्त न बन जाएँ । 

इसके बाद उन बुराइयों का वर्णन है जो यहूदियों में उस समय जड़ें जमा चुकी थीं। 
जब उनके दिल कठोर हो गये थे । अर्थात्‌ कंजूसी, अपव्यय, व्यभिचार, हत्या-लूटपाट, 
अनाथ का धन हड़पना, वचन भंग करना, अहंकार इत्यादि । मुसलमानों को इनसे बचे 
रहने की शिक्षा दी गई है । 

फिर इस सूरः में वर्णन किया गया कि जब तू इस महान ग्रंथ कुरआन का पाठ 
करता है तो ये उसको समझने से वंचित रहते हैं | और इनमें शिर्क इतना घर कर चुका है 
कि जब तू केवल अल्लाह के अद्वितीय होने का वर्णन करता है तो पीठ फेर कर चले जाते 
हैं । इनको एकेश्वरवाद की बातों में कोई रुचि नहीं रहती । चूँकि इनके दिलों में 


|) 


नास्तिकता घर कर जाती है इस कारण परकालीन दिवस पर से भी इनका विश्वास 
पूर्णतया उठ जाता है । और जो जाति परलोक पर विश्वास न रखे और अपनी जवाबदेही 
का अस्वीकारी हो वह अपने अपराध और पाप में सदा बिना रोक-टोक बढ़ती चली 
जाती है । 

इसके बाद उस स्वप्न का उल्लेख किया गया है जिसमें हज़रत मुहम्मद सल्ल. को 
फ़िलिस्तीन की अवस्था दिखाई गई । और फिर अधिक आध्यात्मिक ऊँचाइयों की ओर 
आपका गमन हुआ । 

फिर जिस शजर-ए-मलूऊनः (अभिशप्त वृक्ष) का वर्णन हुआ है इससे 
अभिप्राय यहूदी हैं जिनका सूरः अल फ़ातिहः की अन्तिम आयत में वर्णन है कि वे सदा 
अल्लाह के प्रकोप के नीचे रहेंगे और भक्तजनों के प्रकोप के नीचे भी रहेंगे | जो लोग 
क्रोध और प्रतिशोध के अभ्यस्त हों उनका उदाहरण अग्नि समान है जो प्रत्येक प्रकार की 
उन्नति को भस्म कर देती है । और जो नम्र स्वभाव के भक्त हैं वे मिट्टी की विशेषता 
रखते हैं प्रत्येक प्रकार की उन्नति उन्हीं के द्वारा होती है अतः इस चर्चा का यह अर्थ 
निकलता है कि यहूदि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रचनात्मक प्रयासों 
को समाप्त करने की सदैव चेष्टा करते रहेंगे । और यह सोचेंगे कि ये मिट्टी से उठने वाले 
कैसे हमारा मुक़ाबला कर सकते हैं । परन्तु समस्त संसार की उन्नति इस बात का प्रमाण 
है कि अल्लाह की प्रकृति से उत्पन्न होने वाली हरियाली को आग कभी भस्म नहीं कर 
सकी । सभी लहलहाते हुए बाग़ और हरे भरे मैदान इस बात के साक्षी हैं । 

इसके बाद कुरआन करीम की वह आयते हैं जो आयत अक्रिमिस्सलात (नमाज़ 
को क़ायम कर) से आरम्भ होती हैं और हज़रत मुहम्मद सल्ल. के प्रशंसित पद का वर्णन 
करती हैं । अतः हज़रत मुहम्मद सल्ल. के विरोधी आपको अपमानित करने का जो 
प्रयत्न कर सकते हैं करते चले जाएँगे । परन्तु इसके परिणामस्वरूप अल्लाह तआला आप 
सल्ल. को उच्चतर दर्जा की ओर उठाता चला जाएगा । इस प्रकार आपके आध्यात्मिक 
उत्थान को इस रंग में भी ऊँचा किया, यहाँ तक कि आप उस प्रशंसित पद तक पहुँच 
जाएँगे जिस तक किसी दूसरे की पहुँच नहीं हुई । परन्तु यह पद यूँ ही प्राप्त नहीं हुआ 
करता इसके लिए फ़तहज्जद्‌ बिही ना फ़िलतल लक (इस कुरआन के साथ तहज्जुद 
की नमाज़ पढ़, जो तेरे लिए अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप होगा) कह कर यह बताया कि 
इसके लिए रातों को उठ कर हमेशा दुआएँ करता चला जा । 

यह दावा कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वास्तव में प्रशंसित पद 
तक पहुँचाए जाएँगे प्रत्यक्ष रूप से भी आप सल्ल. के जीवन में शत्रुओं ने पूरा होता हुआ 
देख लिया कि जब आप सल्ल. एक प्रकार से पराजित हो कर मक्का से निकले तो इसी 


|| 


सूरः में एक दुआ के रूप में यह भविष्यवाणी थी कि तू दोबारा इस नगर में वापस 
लौटेगा। और यह घोषणा करेगा कि जाअल हक़कु व ज़हकल बातिलु इन्नल बाति ल 
का न ज़हक़ा अर्थात सत्य आ गया और मिथ्या पलायन कर गया और मिथ्या के भाग्य 
में पलायन करना ही है । यह ऐसा ही है जैसा कि प्रकाश के आगमन पर अंधकार 
पलायन कर जाता है । 

इसके बाद आयत सं. 86 आत्मा से सम्बन्धित है । हज़रत मुहम्मद सल्ल. से जब 
लोगों ने कहा कि हमें बता कि आत्मा क्या चीज़ है । अल्लाह तआला ने यह उत्तर 
बताया कि उनसे कह दे कि आत्मा मेरे रब्ब के आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह (अल्लाह की आत्मा) मानते 
हैं और मुसलमान भी यही उपनाम उनको देते हैं परन्तु इस बात में हज़रत ईसा अलै. 
को कोई विशेषता प्राप्त नहीं । क्योंकि वह भी केवल उसी प्रकार अल्लाह के आदेश 
से पैदा हुए हैं जैसा कि सृष्टि के आरम्भ में समग्र जीवजगत अल्लाह के आदेश से 
उत्पन्न हुआ है। 

सूरः के अन्त पर इस विषय को अधिक खोल दिया गया है कि हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम को केवल इस कारण कि वे बिन बाप के थे, अल्लाह का पुत्र घोषित 
करना बहुत बड़ा अन्याय है । अतः समस्त प्रशंसा अल्लाह ही की है जिसको किसी 
पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं और न उसके प्रभुत्व में कोई साझीदार है । और उसे 
कभी ऐसे साथी की आवश्यकता नहीं पड़ी जो मानों दुर्बल अवस्था में उसका सहायक 
बनता । 

चरर 


सूरः 7, बनी इस्राईल 5] पारः 5 





7% गा ` 
७३६००) «८ 3 3%०७ ४०-०५ ७४४५ # 


2८५ श oe ie i बे हु 2 भर %७ © श ४५ 











अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा €_ 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
पवित्र है वह जो रात के समय अपने इ ०.2८, | 
भक्त को मस्जिद-ए-हराम से 4 7 5 
मस्जिद-ए-अक्सा की ओर ले गया (5% ५७८० 3) 7०४ 2०० 
जिसके आस-पास को हमने बरकत दी कक 28%: 

है । ताकि हम उसे अपने चिहों में से (% ०१५०४ ४% ०४००२ ७% 


लाला 


| FE ० 


कुछ दिखाएँ । निःसन्देह वह बहुत OA Es 
सुनने वाला (और) गहन दृष्टि रखने i Ee 
वाला है ।2।” 


और हमने मूसा को भी पुस्तक दी थी daar ६ |; 
और उसे बनी इस्राईल के लिए हिदायत . छा; 
बनाया था, कि तुम मेरे सिवा किसी को ५23८१ Nell 
अपना कार्य -साधक न बनाना ।3। 2 Cs; 


(ये लोग) उन की संतान थे जिन्हें हमने ६५६] ESE 3 555 

नूह के साथ सवार किया था । निःसन्देह 5:5 

वह बड़ा ही कृतज्ञ भक्त था ।4। ON LE 

* कुरआन करीम में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आध्यात्मिक यात्रा की दो घटनाएँ 

वर्णन हुई हैं | एक को इस्रा कहा जाता है और दूसरे को मे राज । 'इस्रा' की आध्यात्मिक यात्रा में 

आप सल्ल. को फिलिस्तीन का भ्रमण कराया गया जो भौतिक शरीर के साथ फिलिस्तीन जाने को 

सिद्ध नहीं करता । बल्कि इसका अभिप्राय आध्यात्मिक रूप से भ्रमण करना है । इसी कारण जब 

किसी ने खड़े हो कर पूछा कि बताएँ फिलिस्तीन का अमुक भवन किस -किस प्रकार का है तो हदीस 

में आता है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल. की आँखों के सामने उस समय वह भवन प्रकट हुआ और आप 

सल्ल. देख-देख कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने लगे । अतः हदीस में लिखा है :- जब कुरैश के 

काफ़िरों ने मुझे झुठलाया तो मैं हिज्र (खाना का'बा से संलग्न स्थान) में खड़ा हुआ । 

अल्लाह तआला ने मुझ पर बैतुल मुक़द्दस को प्रकट किया । मैं उनको वहाँ की निशानियाँ 
बतलाने लगा और मैं उसे देख रहा था । 

(बुखारी, किताब-उत-तफ़सीर, सूरः बनी इस्राईल की व्याख्या) 





सूरः 7, बनी इस्राईल 


और हमने पुस्तक में बनी इस्राईल को 
इस फैसले से स्पष्ट रूप से अवगत कर 
दिया था कि तुम अवश्य धरती में दो 
बार फसाद करोगे और घोर उद्दण्डता 
करते हुए छा जाओगे ।5। 

अत: जब उन दोनों में से पहले वादे का 
समय आ पहुँचा, हमने तुम्हारे विरुद्ध 
अपने ऐसे भक्तों को खड़ा कर दिया जो 
बड़े योद्धा थे । अतः वे बस्तियों के 
बीचों-बीच तबाही मचाते हए प्रविष्ट 
हो गए । और यह पूरा हो कर रहने 
वाला वादा था ।6। 

फिर हमने तुम्हें दोबारा उन पर विजय 
प्रदान की और हमने धन और संतान 
के द्वारा तुम्हारी सहायता की । और 
तुम्हें हमने एक बहुत बड़ा जत्था बना 
दिया ।7। 

यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो अपने 
लिए ही अच्छे कर्म करोगे । और यदि 
तुम बुरा करो तो स्वयं अपने लिए ही 
बुरा करोगे । अतः जब अन्तिम वादे 
(का समय) आएगा (तब भी यही 
निश्चित है) कि वे तुम्हारे चेहरे बिगाड़ 
दे और वे मस्जिद में उसी प्रकार प्रविष्ट 
हो जाएँ जैसा कि पहली बार प्रविष्ट हुए 
थे । और ताकि वे जिस पर विजय प्राप्त 
करें उसे सर्वथा नष्ट कर दें ।8। 

संभव है कि तुम्हारा रब्ब तुम पर दया 
करे । और यदि तुमने पुनरावृत्ति की तो 
हम भी पुनरावृत्ति करेंगे । और हमने 


{| पारः 5 


SG el) IIS 


dle eee Seas iE 


RSVR SSE 

OST 

>- ८9 ८८ |$|७$ ss MNES 
leis Ss 3 9) 3, 

5 (४5 25 LS Soll 

७।५४|%७ ५३४८४ 





ats 
Oy 


इन अर्थो के लिए देखें “अल्‌-मुन्जिद' शब्दकोश । 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


नरक को काफ़िरों को घेर लेने वाला 
बनाया है ।9।" 

निःसन्देह यह कुरआन उस (मार्ग) की 
ओर हिदायत देता है जो सबसे अधिक 
दृढ़ रहने वाला है । और उन मोमिनों को 
जो नेक काम करते हैं शुभ-समाचार 
देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा 
प्रतिफल (निश्चित) है ।।0। 

और यह कि जो लोग परलोक पर ईमान 
नहीं लाते उनके लिए हमने पीड़ादायक 
अज़ाब तैयार किया है ।।!। (रुकू न) 
और मनुष्य बुराई को ऐसे मांगता है जैसे 
भलाई मांग रहा हो और मनुष्य बहुत 
जल्दबाज़ है ।।2। 

और हमने रात और दिन के दो चिह्न 
बनाए हैं । फिर हम रात के चिह्न को 
मिटा देते हैं और दिन के चिह्न को 
प्रकाश दायक बना देते हैं ताकि तुम 
अपने रब्ब की कृपा को ढूँढो और ताकि 


HR पारः ]5 
% 22 AD | | > 4 ६... 2 हक § > 
& 0 VCs sh So Cla 9 bis 
BET 5 > 27 < 5 4 | 4 
BHP) 
GE 5५% 2 2४८ rg oz 
०४०४ CRD Ol iS 


i 57 75 ag) 7 ॐ न 2) 47 /म 
| 9०४ Os] Sls OS ४००० 
822: Jel Cs 


w 


| Feit हः ह ७ ¢ 52 Ys ६ | Ei Lo 
9S Ys | sx 





*% आयत सं. 5 से 9 :- बनी इस्राईल के सम्बन्ध में अल्लाह तआला का यह विधान जारी हुआ था कि 
जब वे दुष्कर्मा में बहुत बढ़ गये तो उन पर बाबिल (बेबिलोनिया) के राजा नबू कद नज़र को 
विजय प्रदान की गई । वे लोग उनकी गलियों में भी घुस गए और उनको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया अथवा 
'हिजरत कर के बाहर चले जाने पर विवश कर दिया । 
फिर अल्लाह तआला ने जब पहली बार बनी इस्राईल को दोबारा फिलिस्तीन पर विजय प्रदान की 
तो उन पर दया करते हुए उनकी संख्या में भी बरकत दी और उनके धन में बढ़ोत्तरी की । और यह 
उपदेश दिया, कि यदि तुमने सद्‌-व्यवहार से काम लिया तो तुम्हारे अपने ही हित में है और यदि 
तुमने पिछले दुष्कर्मों की पुनरावृत्ति की तो स्वयं अपने हित के विपरीत ही ऐसा करोगे । अत: जब 
अन्तिम युग में उनको फ़िलिस्तीन पर दोबारा विजय प्रदान की जाएगी तो ऐसा फिलिस्तीन पर 
क़ाबिज़ मुसलमानों के दुष्कर्म के कारण होगा । और यहदियों को फिर परीक्षा में डाला जाएगा । 
यदि वे विजित क्षेत्रों में न्याय और दया पूर्ण व्यवहार करेंगे तो उनका यह विजय दीर्घकालीन हो 
जाएगा । और इसके विपरीत कर्मों के करने से संसार की कोई जाति उनको पराजित नहीं करेगी । 
बल्कि अल्लाह तआला अपनी शक्ति से ऐसे उपाय करेगा कि संसार की बड़ी शक्तियाँ यहृदियों को 
फ़िलिस्तीन में शरण देने से अस्वीकार करेंगी । 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


तुम वर्षो की गणना और हिसाब सीख 
सको । और प्रत्येक बात हमने खूब 
खोल-खोल कर वर्णन कर दी है ।।3। 
और प्रत्येक मनुष्य के कर्मो का लेखा- 
जोखा हमने उसकी गर्दन से चिमटा 
दिया है । और हम क़यामत के दिन 
उसके लिए उसे एक ऐसी पुस्तक के 
रूप में निकालेंगे जिसे वह खुली हुई 
पाएगा ॥4। 

अपनी पुस्तक को पढ़ ! आज के दिन तू 
स्वयं अपना हिसाब लेने के लिए पर्याप्त 
है ।।5। 

जो हिदायत पा जाए वह स्वयं अपनी जान 
ही के लिए हिदायत पाता है । और जो 
पथभ्रष्ट हो तो वह अपने हित के विरुद्ध 
पथभ्रष्ट होता है । और कोई बोझ उठाने 
वाली (जान) किसी दूसरी का बोझ नहीं 
उठाएगी । और हम कदापि अज़ाब नहीं 
देते जब तक कि कोई रसूल न भेज दे 
(और सत्य को सिद्ध न कर दें) ।।6। 

और जब हम निश्चय कर लेते हैं कि 
किसी बस्ती को तबाह कर दें तो उसके 
खुशहाल लोगों को आदेश दे देते हैं (कि 
मनमानी करते फिरे) । फिर वे उसमें 
कू-कर्म करते हैं तो उस पर आदेश लागू 
हो जाता है । फिर हम उसको 
मलियामेट कर देते हैं ।।7। 


| 


पारः 5 


4 BAZ 


5 ४४७७ 9 Els EO [eae 
OY > 4 55 

EBD SYN SEs 
PN SB FE र 94 7 

~ NR NEA 


+ 


CIES 
CE Ua ३% ! SiS ~ Fe 
20८ FN EES BST) 

L Co > ~ 

© e ed 
OS is “६०03५ 2) 
) 9 De Keds io Gs 


6s EGE SESS 
Cie Ess 


Z2 > ~ ७ | 567% 
Ole Lads 





यहाँ पर अरबी शब्द ताइर से अभिप्राय पक्षी नहीं है कि मानो प्रत्येक मनुष्य की गर्दन में एक पक्षी 
लटक रहा है । बल्कि इससे अभिप्राय उसके कमो का लेखा-जोखा है जो दिखने में लटका हुआ तो 
नहीं है परन्तु क़यामत के दिन उसे प्रकट कर दिया जाएगा । यह ऐसा ही मुहावरा है जैसे कहा 
जाता है कि गिरेबान में मुँह डाल कर देखो कि तुम कैसे हो । 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


और कितने ही युगों के लोग हैं जिन्हें 
हमने नूह के बाद तबाह किया । और 
तेरा रब्ब अपने भक्तों के पापों की 
जानकारी रखने (और) उन पर नज़र 
रखने की दृष्टि से बहुत पर्याप्त है ।।8। 
जो सांसारिक जीवन की इच्छा रखता है 
उसे हम इसी जीवन में (वह) जो हम 
चाहें और जिसके लिए हम निश्चय करें 
शीघ्र प्रदान करते हैं फिर हमने उसके 
लिए नरक बना रखा है । वह उसमें 
तिरस्कृत किया हुआ (और) धिक्कारा 
हुआ प्रवेश करेगा ।।9। 

और वह जिसने परलोक की इच्छा की 
हो और उसके अनुरूप प्रयत्न किया हो 
बशर्तोकि वह मोमिन हो । तो यही वे 
लोग हैं जिनका प्रयत्न सत्कार योग्य 
होगा ।20। 

हर एक को हम तेरे रब्ब के वरदान से 
सहायता देते हैं । उनको भी और इनको 
भी । और तेरे रब्ब का वरदान रोका नहीं 
जाता ।2!। 


देख हमने किस प्रकार उनमें से कुछ को 
कुछ पर श्रेष्ठता दी । और परलोक दर्जो 
की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है और 
श्रेष्ठता प्रदान करने की दृष्टि से भी 
बहुत बड़ा है ।22। 

तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा उपास्य न 
बना । अन्यथा तू तिरस्कार किया हुआ 
(और) असहाय बैठा रह जाएगा ।23। 


(रुकू -#-) 


पारः 5 


COIN LSBs 
sos Nps ८ » 

Ori 
GSES Dp 


Mell fl 225 70807 


CIF Sti SHR 


5 EPNISE 3 
LESLEY 
(9 |) 9 

ge i 24 NSS 
hss 5 


~ 


~ 
ess ~~ ~ है| 5 
5 RRS 7 


rR 


© 2०5८ श्र 
Ue El 
Sl 90 ANS 
COE Re 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


और तेरे रब्ब ने फैसला कर दिया है 
कि तुम उसके सिवा किसी की 
उपासना न करो और माता-पिता से 
उपकार पूर्वक बर्ताव करो । यदि तेरे 
सामने उन दोनों में से कोई एक 
अथवा वे दोनों ही वृद्धावस्था की आयु 
को पहुँचे तो उन्हें उफ़ तक न कह । 
और उन्हें झिड़क नहीं और उन्हें 
विनम्रता और सम्मान के साथ 
सम्बोधित कर ।24। 

और उन दोनों के लिए दया भाव से 
विनम्रता के पर झुका दे । और कह कि 
हे मेरे रब्ब ! इन दोनों पर दया कर, 
जिस प्रकार इन दोनों ने बचपन में मेरा 
पालन-पोषण किया ।25। 

तुम्हारा रब्ब सबसे अधिक जानता है जो 
तुम्हारे दिलों में है । यदि तुम नेक हो तो 
अधिकता के साथ प्रायश्चित करने वालों 
को वह निस्सन्देह बहुत क्षमा करने 
वाला है ।26। 

और निकट संपर्कीय व्यक्ति को और 
निर्धन को भी और यात्री को भी उसका 
अधिकार प्रदान कर परन्तु फिज़ूल -ख़र्ची 
न कर ।27। 

निःसन्देह फ़िज़ूल-ख़र्ची लोग शैतानों के 
भाई हैं और शैतान अपने रब्ब का बड़ा 
कृतघ्न है ।28। 

और यदि तुझे उनसे मुँह फेरना ही पड़े 
तो अपने रब्ब की कृपा प्राप्ति के लिए, 
जिसकी तू आशा रखता है, उनसे नम्रता 
पूर्वक बात कर ।29| 


2८5) SINE ass 
Le < Ces TR DD, 

b 250 

Olas 

s Adz 


Ol oe SE 


Z 52 ई 


(9) |) ३५० 


CS > > : ~ g 5) क 5 | ~ 
FTL S 45८ SNS lS 
OLE IE Ys NERS 


AEN SEN FERNS) 
OHSS HaHNOSS 


BRT 


x8 234 


5 oe 


RD 


9 


EB 


७ 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


और अपनी मुट्ठी (कंजूसी के साथ) 
बंद करते हुए गर्दन से न लगा ले । 
और न ही उसे पूरे का पूरा खोल दे 
कि उसके परिणाम स्वरूप तू धिक्कारा 
हुआ (और) पश्चाताप करता हुआ 
बैठा रह ।30| 

निःसन्देह तेरा रब्ब जिसके लिए चाहता 
है जीविका को फैला होता है और 
संकुचित भी करता है । निःसन्देह वह 
अपने भक्तों से बहुत अवगत (और) 
गहन दृष्टि रखने वाला है ।3।। 

(रुकू --) 
और कंगाल होने की भय से अपनी 
संतान का वध न करो । हम ही हैं जो 
उन्हें जीविका प्रदान करते हैं और तुम्हें 
भी । उनको वध करना निश्चित रूप से 
बहुत बड़ा अपराध है ।32। 
और व्यभिचार के निकट न जाओ । 
निःसन्देह यह निर्लज्जता है और बहुत 
बुरा मार्ग है ।33। 
और उस जान को अनुचित ढंग से वध न 
करो जिसे अल्लाह ने प्रतिष्ठा प्रदान की 
हो । और जो अत्याचार सहन करता 
हुआ मारा जाए तो हमने उसके संरक्षक 
को (बदला लेने का) प्रबल अधिकार 
प्रदान किया है । अतः वह वध के 
मामले में ज़्यादती न करे । नि:सन्देह 
वह समर्थन-प्राप्त है ।34। 
और उत्तम ढंग के बिना अनाथ के धन 
के निकट न जाओ, यहाँ तक कि वह 
अपनी परिपक्व आयु को पहुँच जाए और 


|| पारः 5 


AT AS 


CENSUS Ys 
Gy 7 IRA Bi] US 02 /फकीज ~> i Ys 


| Z222 9 


~ 


OFS ELIE 
EAS HSS; 
Oy £3 
Malco; 
CSCS #४५ 
or ETE 00% 5 52 2! 
OHA) 


CAV SBOG SSS 


59 5 हू: डरा 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


प्रतिज्ञा को पूरा करो । निःसन्देह प्रतिज्ञा 
के बारे में पूछा जाएगा ।35। 

और जब तुम मापा करो तो पूरा मापा 
करो । और सीधी डंडी से तौलो । यह 
बात अत्युत्तम और परिणाम की दृष्टि से 
सब से अच्छी है ।36। 


और उस विचारधारा को न अपना 
जिसका तुझे ज्ञान नहीं ।* निःसन्देह 
कान और आँख और दिल में से प्रत्येक 
के बारे में पूछा जाएगा ।37। 


और धरती में अकड़ कर न चल । 
निःसन्देह तू धरती को फाड़ नहीं सकता 
और न डील-डौल में पर्वतों की ऊँचाई 
तक पहुँच सकता है ।38| 


ये सब ऐसी बातें हैं जिनकी बुराई 
तेरे रब्ब के निकट बहुत नापसंदीदा 
है ।39। 

ये उन ज्ञानपरक बातों में से है जो तेरे 
रब्ब ने तेरी ओर वहइ की । और तू 
अल्लाह के साथ किसी और को उपास्य 
न बना अन्यथा तू नरक में निन्दित 
(और) धुतकारा हुआ फेंक दिया 
जाएगा ।40| 

क्या तुम्हें तो तुम्हारे रब्ब ने बेटों के लिए 
चुन लिया है और स्वयं फ़रिश्तों में से 
बेटियाँ बना बैठा ? नि:सन्देह तुम बहुत 


बड़ी बात कर रहे हो ।4]। (रुकू -+-) ६ 


i!) 


पारः 5 
® CER Es a ¢ cH Se) 
५०--००४ NS ed 


ysl 5 
£24 | be Moree a2 25४] > 
वा 505 rs 


~ 


ON 36 a Cr § 

Eo 4 ge | ३६7 
MSGS Ys 

SUEIN- FEES ES 
७४३६४ 4६८ 6४ 

Bie Neen i १ 2 &2% tz 
gt] >()2) yl (3 US Ys 
ie HEsifs Do I] ~ Ei 

NEON ANG 


र 
HEE ENE 
35S 


ESN Ff 
~ ii w & WEES Jorge 
ll al >५ Y9 25) 
Z2 Er Labs ~ > 4०० & als 
Ol) Cr 3 र 


Co g ~ i ० ~ pC 2 | EN 
dail 5 Gb SSS aS hobl 
5३; 2 4|b Es EAE 2 OFT 

Osa) UC) 2) U2 


E [Ce oe~ न 
€) ड 35 


* इस अर्थ के लिए देखिए मुफ़रदात इमाम रागिब रहि. 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


और निःसन्देह हमने इस कुर्‌आन में 
(आयतों को) बार-बार वर्णन किया है 
ताकि वे उपदेश प्राप्त करें । इसके 
उपरान्त भी यह उन्हें घृणा करते हुए दूर 
भागने के सिवा किसी और चीज़ में नहीं 
बढ़ाता ।42। 

तू कह दे कि यदि उसके साथ कुछ और 
उपास्य होते जैसा ये कहते हैं, तो वे भी 
अवश्य अर्श के स्वामी तक पहुँचने की 
राह बड़ी चाह से ढूँढते ।43। 

पवित्र है वह और बहुत ऊँचा है उन 
बातों से जो वे कहते हैं ।44। 

सात आसमान और धरती और जो भी 
उनमें है उसी का गुणगान कर रहे हैं । 
और कोई वस्तु (ऐसी) नहीं जो प्रशंसा 
पूर्वक उसका गुणगान न कर रही हो । 
परन्तु वास्तविकता यह है कि तुम उनके 
गुणगान को समझते नहीं । निःसन्देह 
वह बहुत सहनशील (और) बहुत क्षमा 
करने वाला है ।45। 

और जब तू कुरआन का पाठ करता है 
तो हम तेरे और उन लोगों के बीच जो 
परलोक पर ईमान नहीं लाते एक गुप्त 
पर्दा डाल देते हैं ।46। 


और हम उनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं 
कि वे उसे समझ न सकें । और उनके 
कानों में बहरापन (है) और जब तू 
कुरआन में अपने अद्वितीय रब्ब का 
वर्णन करता है तो वे घृणा से पीठ फेरते 
हुए पलट जाते हैं ।47। 


NE पारः 5 
5) |i G5 425 

@ |) 95 >] 5) कै है (3४-22 
OHS AOS HE 


NN SOAS 


OASIS OF ee Wig 
LINENS oN 
ह >] ५ ५० (४ © | 9 Cre NAS 
red ०१७६३: Yi 2 
OEE 0४५०५ 
४2255८४८०५८४४॥०८$8॥3| ; 
Ce 2299 05५ SYED 
ON) As 

EEL MEN E 


| 9 [5३55 2७॥४ 0392348 
+~ 537 


० ~ 9) | | (3 रह SS 3 
0335 2a GSU 55 


सूरः 7, बनी इस्राईल 5] पारः 5 


हम सबसे अधिक जानते हैं कि वे क्या oo opm 20 लि आ 
बात सुनना चाहते हैं जब वे तेरी ओर | 
कान धरते हैं और जब वे गुप्त परामर्श ८१9५ 
में व्यस्त होते हैं जब अत्याचारी लोग || ०५६: | ८ 20४] ५ 5८ ३ 
कहते हैं कि तुम केवल एक ऐसे व्यक्ति NO Dl "हद -/ 
का अनुसरण कर रहे हो जिस पर जादू ON) Fes ०५८ 
किया गया है ।48। 

देख तेरे बारे में वे कैसे कैसे उदाहरण 82५४ < ४ Fi bo] 
वर्णन करते हैं । अतः वे मार्ग से भटक (25:08 5 
गए हैं और सीधे मार्ग तक नहीं पहुंच {4 © ७१२३-2 CI) 
सकते ।49| 

और वे कहते हैं कि जब हम केवल ६28४5 5८: ६<..।$। £565 
हड्टियाँ बन कर रह जाएँगे और कण-कण 


हो जाएँगे तो क्या हम अवश्य एक नवीन OOH 5 
सृष्टि के रूप में उठाए जाएँगे ? ।50। 

तू कह दे (चाहे) तुम पत्थर बन जाओ 5 {८ | 

अथवा लोहा ।5। ” +5 


अथवा ऐसी सृष्टि जो तुम्हारी समझ में 2९,345 2.६566 ॐ 
(कठोरता में) इससे भी बढ़ कर हो । LE 
तो उस पर वे अवश्य कहेंगे कि कौन ५2५% ७५% \ ०१ < 9 94-3 
(हे जो) हमे लीटाएगा ? तू कह दे, 7 ५,4५: 8 5807 2 <5 
वही जिस ने तुम्हें पहली बार पैदा का कफ i र 
किया था । तो वे तेरी ओर (मुख ५20 #१८ १-०४-३४) 0) 
करके) अपने सिर मटकाएँगे और ६: ६८ 35६ द ना EF 
कहेंगे, ऐसा कब होगा ? तू कह दे, हो OR OOF 
सकता है कि शीघ्र ऐसा हो ।52। 

जिस दिन वह तुम्हें बुलाएगा, तुम ०26५ 0 29७.58 >= ५८52 {५% 
उसकी प्रशंसा करते हुए (उसके बुलावे € ६ Sus 25 ७] 5 2887 
को) स्वीकार करोगे और तुम धारणा रू OEY il 

करोगे कि तुम अल्प समय के अतिरिक्त 

नहीं ठहरे ।53। (रुकू -६-) 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


और तू मेरे भक्तों से कह दे कि ऐसी 
बात किया करें जो सबसे अच्छी हो । 
निःसन्देह शैतान उनके बीच फसाद 
डालता है । शैतान निःसन्देह मनुष्य का 
खुला-खुला शत्रु है ।54। 

तुम्हारा रब्ब तुम्हें सबसे अधिक जानता 
है । यदि वह चाहे तो तुम पर दया करे 
और यदि चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे । और 
हमने तुझे उन पर प्रहरी बना कर नहीं 
भेजा ।55। 

और तेरा रब्ब सबसे अधिक उसे जानता 
है जो आसमानों और धरती में है । और 
निःसन्देह हमने नबियों में से कुछ को 
कुछ पर श्रेष्ठता प्रदान की । और दाऊद 
को हमने ज़बूर प्रदान किया ।56। 

तू कह दे उन लोगों को पुकारो जिन्हें तुम 
उसके सिवा (उपास्य) समझा करते थे । 
अतः वे तुमसे न पीड़ा दूर करने की कोई 
शक्ति रखते हैं और न उसे परिवर्तित 
करने की ।57। 

यही लोग जिन्हें ये पुकारते हैं वे तो स्वयं 
अपने रब्ब की ओर जाने का साधन ढूँढेंगे 
कि कौन है इनमें से जो (साधन बनने 
का) अधिक योग्य है । और वे उसकी 
दया की आशा रखेंगे और उसके अज़ाब 
से डरेंगे । निःसन्देह तेरे रब्ब का अज़ाब 
इस लायक है कि उससे बचा जाए ।58। 
और कोई बस्ती नहीं जिसे हम कयामत 
के दिन से पहले नष्ट करने या उसे बहुत 
कठोर अज़ाब देने वाले न हों । यह बात 
पुस्तक में लिपिबद्ध है ।59। 


i! पारः 5 


+ SZ 


IEEE NE 
GBS oes CSG) 
OLS SEO EGE 
Ages sig) 
Ss 

350 0 6 lie, 
CNA Es 2233 


5 | 2 


45 53 5 ] 3 aE 


JG 2X 2 w 2 57% ~? है कक द 
र C2 CR | 
Ys 29 2 Se) > | a= 5) US 


~ 2 ३५ ५2४3) ई 8%, & ~ Bg sl ol 27 
~ RE, ~ 


i (७-८ ५७ 22५४३ |) [92 
OFA ASIGESE 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


और किसी बात ने हमें नहीं रोका कि 
हम अपनी आयतें भेजें, सिवाए इसके 
कि पहले लोगों ने उनका इनकार कर 
दिया था । और हमने समूद को भी 
एक सुस्पष्ट चिह्न के रूप में ऊँटनी 
प्रदान की थी । तो वे उससे 
अत्याचार के साथ पेश आए । और 
हम क्रमशः सतर्क करने के लिए ही 
चिह्न भेजते हैं ।60। 

और (याद कर) जब हमने तुझे कहा 
निःसन्देह तेरे रब्ब ने मनुष्यों को घेर 
लिया है । और वह स्वप्न जो हमने तुझे 
दिखाया और उस वृक्ष को भी जिसे 
कुरआन में अभिशप्त घोषित किया गया 
है, उसे हमने लोगों के लिए केवल 
परीक्षा स्वरूप बनाया । और हम उन्हें 
क्रमशः सतर्क करते हैं । परन्तु वह उन्हें 
बड़ी उद्दण्डता के सिवा और किसी चीज़ 
में नहीं बढ़ाता ।6॥॥ (रुकू -&-) 

और जब हमने फ़रिश्तों से कहा, 
आदम के लिए सजद: में गिर जाओ तो 
उन्होंने सजदः किया सिवाए इब्लीस 
के। उसने कहा क्या मैं उसके लिए 
सजदः करूँ जिसे तूने गीली मिट्टी से 
पैदा किया है ? ।62। 

उसने कहा, मुझे बता तो सही कि क्या 
यह वह (चीज़) है जिसे तूने मुझ पर 
श्रेष्ठता प्रदान की है ? यदि तू मुझे 
कयामत के दिन तक ढील दे दे तो मैं 
अवश्य उसको संतान को कुछ एक के 
सिवा नष्ट कर दूँगा ।63। 


{| पारः 5 


Dir | री i Ts की है 
| Yb SUE 


द ie (i (5६ मा हर मे DIS Td 


Hs SS OIE 
el Gs | PF 58 LN 
0 ZF YN 


| ०3५ ४७5858॥< 0085 ; 
4595०<056 ६ए:८ ८५ 
FER EROS PN 
GUAE YA 


RZ 2 7 


(9 9 

59 Gil sb ७४ $| ५ 
SCS EC 
SEE 

fea SGM EES 
CN 2 [१२ ह | थक ios 


७४:४४ ५४; 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


उसने कहा, जा ! अतः जो भी उनमें 
से तेरा अनुसरण करेगा तो निःसन्देह 
नरक तुम सब का पूरा-पूरा बदला 
होगा ।64। 

अतः अपनी आवाज़ से उनमें से 
जिसे चाहे बहका और उन पर अपने 
घुड़्सवारों और पैदल सिपाहियों को 
चढ़ा ला । और धन-दौलत में और 
संतान में उनका साझीदार बन जा । 
और उनसे वादे कर और शैतान 
धोखे के सिवा उनसे कोई वादा नहीं 
करता ।65। 

निःसन्देह (जो) मेरे भक्त (हैं) उन पर 
तुझे कोई प्रभुत्व प्राप्त न होगा । और 
तेरा रब्ब ही कार्य-साधक के रूप में 
पर्याप्त है ।66। 

तुम्हारा रब्ब वह है जो तुम्हारे लिए 
समुद्र में नौकाएँ चलाता है ताकि तुम 
उसकी अनुकम्पां को ढूँढ़ो । 
निःसन्देह वह तुम्हारे प्रति बार-बार 
दया करने वाला है ।67। 

और जब तुम्हें समुद्र में कोई कष्ट 
पहुंचता है तो उसके सिवा हर वह सत्ता 
जिसे तुम पुकारते हो साथ छोड़ जाती 
है। फिर जब वह तुम्हें स्थल-भाग की 
ओर बचा कर ले जाता है तो तुम 
(उससे) मुँह मोड़ लेते हो । और मनुष्य 
बड़ा ही कृतघ्न है ।68। 

अतः क्या तुम इस बात से सुरक्षित हो 
कि वह तुम्हें स्थल-भाग के किनारे पर 
ले जाकर धंसा दे या तुम पर तेज़ आँधी 


|| पारः 5 


04972 25505 6 25020 ६ 


5 fez ~ rz 


5 9 9 £ |> 5 | Dery 
HY] RS Sd El baie | ४ > a9 
FUE 2g ८६४ bss 
DE 8 22 2 Ls, ~ i 77 
U | 4 yl __3 De) 9 Sl 9 


A RAT 


SBS G3 sbiessYsYis 


“i IT 2 HE 57 SINAN 
ONS Cie LS 


> कक 2 < > 5 ir र > 
SNS RY 
RSS 


OS | alas (2 %---) ANG 


(४ ० ANG ra) 
HSE 7६ 


ZL 


OHS GEYG 


9 
Io 


RY 


ES CRE IEEE 


सूरः 47, बनी इस्राईल 


चलाए । फिर तुम अपने लिए कोई 
कार्य-साधक न पाओ ।69। 

अथवा क्या तुम सुरक्षित हो कि वह तुम्हें 
इसी में दोबारा लौटा दे और फिर तुम पर 
अत्यन्त तीव्र हवा चलाए और तुम्हें 
तुम्हारी कृतघ्नताओं के कारण डुबो दे । 
फिर तुम हमारे विरुद्ध अपने लिए उसका 
कोई बदला लेने वाला न पाओ ।70। 
और निःसन्देह हमने आदम की संतान 
को सम्मान दिया । और उन्हें स्थल-भाग 
और जल भाग में सवारी प्रदान की और 
उन्हें पवित्र चीज़ों में से जीविका प्रदान 
की । और जो हमने पैदा कों उनमें से 
अधिकतर वस्तुओं पर उन्हें खूब श्रेष्ठता 
प्रदान की ।7। (रुकू ->) 

वह दिन (याद करो) जब हम प्रत्येक 
जाति को उसके अगुआ के मार्फत 
बुलाएँगे । अतः जिस को उस के कर्मो 
का लेखा-जोखा दाहिने हाथ में दिया 
जाएगा तो यही वे लोग होंगे जो अपने 
कर्मो का लेखा-जोखा पढ़ेंगे | और उन 
पर एक सूत के बराबर भी अत्याचार 
नहीं किया जाएगा ।72। 

और जो इसी संसार में अंधा हो वह 
परलोक में भी अंधा होगा और रास्ते से 
सर्वाधिक भटका हुआ होगा ।73। 

और सम्भव था कि वे तुझे उसके 
विषय में जो हमने तेरी ओर वहइ की 


528 पारः 5 


Y Z 5 कक अत अल 
ONS 
| रन Z 


oo 2% | है ४ 
>>| ०2043 SS HO afl 


~ ३३० 
नी 
ERC w Ls 5 5 2] “४ fT 223% 
Ce ~ ~ ~ कक bs ~) 
हह 


4८-2५ 2 र 3 
(3525४ ५४ SS A 
© 2,5 7726 
SHG IEE SEE SIs 
S55 A 


७ ~ 


57%» be 6 ४22 2 > Tes 
tye »७-१०८ ५ IIS 


4, 5 coe +2 7 Pets ~ 
O 9522 SE (CP ~~ (23 | 


BPD 


Dd 
Ot 7 6 peas A oi Mos 
Dd कक हि. क म 


| Pa i 5 os & आ 6 
FEY Gs SBOE 
ONL 

Cel ०६ BSE Sls 


Z 





% यहाँ आ मा (अंधा) से अभिप्राय यह नहीं कि भौतिक आँख से जो अंधा हो वह क़यामत के दिन भी 
अंधा ही होगा । बल्कि भौतिक आँखों वाले जो ज्ञान से वंचित हैं वे क़यामत के दिन भी ज्ञान से 


वंचित होंगे । 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


है परीक्षा में डाल देते ताकि तू हमारे 
विरुद्ध उसके सिवा कुछ और गढ़ 
लेता। तब वे अवश्य तुझे अविलम्ब 
मित्र बना लेते ।74। 

और यदि हमने तुझे दृढ़ता प्रदान न की 
होती तो हो सकता था कि तू उनकी 
ओर कुछ न कुछ झुक जाता ।75। 

फिर हम अवश्य तुझे जीवन का भी 
दोहरा अज़ाब और मौत का भी दोहरा 
अज़ाब चखाते । तब तू हमारे विरुद्ध 
अपने लिए कोई सहायक न पाता ।76। 
और उनसे असम्भव नहीं था कि वे देश 
से तेरे पाँव उखाड़ देते ताकि तुझे उससे 
बाहर निकाल दें । ऐसी अवस्था में वे भी 
तेरे बाद अधिक देर न रह सकते ।77। 
यह विधान हमारे उन रसूलों के सम्बन्ध 
में था जिन्हें हमने तुझ से पहले भेजा । 
और तू हमारे विधान में कोई परिवर्तन 
नहीं पाएगा ।78। (रुकू -हु-) 

सूर्य के ढलने से आरम्भ हो कर रात के 
छा जाने तक नमाज़ को क़ायम कर । 
और प्रातः कालीन कुरआन पाठ को 
महत्त्व दे। निःसन्देह प्रातःकाल में 
कुरआन पाठ करना ऐसा (कर्म) है, 
जिसकी गवाही दी जाती है ।79। 

और रात के एक भाग में भी इस 
(कुरआन) के साथ तहज्जुद (की नमाज़ 
पढ़ा कर) । यह तेरे लिए अतिरिक्त 
(उपासना) स्वरूप होगा । सम्भव है कि 
तेरा रब्ब तुझे प्रशंसित पद पर आसीन 
कर दे ।80। 


i!) 


पारः 5 


dp 
5 ६ + ७३४ i Fr) Eg Mo T 
eB Es 
544 4०३६ 
७992 555 55% IE 


[ES Br 


HTTPS ONSET 
OAS EN ~ (5) 


UPN Oe BSE SIS 
HL IE) 


7 रु 


OWE ॥ 9५) & al +|» 
E25 ASCII Gs 
A % ०% (६५५2 I St ~ 
ह ON ELIS YS 


a 


GEIL Bs 


PSS 496 6० 45-६8 ४॥ 5०५ 
@) 5 93 else 3 RO Rl 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


और तू कह, हे मेरे रब्ब ! मुझे इस 
प्रकार प्रविष्ट कर कि मेरा प्रवेश करना 
सत्य के साथ हो और मुझे इस प्रकार 
निकाल कि मेरा निकलना सत्य के साथ 
हो और अपनी ओर से मेरे लिए 
शक्तिशाली सहायक प्रदान कर ।8। 
और कह दे, सत्य आ गया और मिथ्या 
भाग गया । नि:सन्देह मिथ्या भाग जाने 
वाला ही है ।82। 
और हम कुर्‌आन में से उसे उतारते हैं 
जो आरोग्य प्रदानकारी और मोमिनों के 
लिए कृपा है । और वह अत्याचारियों 
को घाटे के सिवा किसी और चीज़ में 
नहीं बढ़ाता ।83। 
और जब हम मनुष्य को पुरस्कृत करते हैं 
तो वह विमुख हो जाता है और अपना 
पहलू बचाते हए परे हट जाता है । और 
जब उसे कोई अनिष्ट पहुँचे तो अत्यन्त 
निराश हो जाता है ।84। 
तू कह दे कि प्रत्येक अपनी प्रकृति के 
अनुरूप कर्म करता है । अतः तुम्हारा 
रब्ब उसे सबसे अधिक जानने वाला है 
जो सबसे अधिक सन्मार्ग पर है ।85। 
(रुकू -ठ) 
और वे तुझ से रूह के सम्बन्ध में 
प्रश्‍न करते हैं । तू कह दे कि रूह मेरे 
रब्ब के आदेश से है । और तुम्हें अल्प 
ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया 
गया ।86। 
और यदि हम चाहते तो नि:सन्देह उसे 
वापस ले जाते जो हमने तेरी ओर वहइ 


i | पारः I5 
Flo ESAS 
hil $ 3-० ६ >> _ 553 
Os CES 

+7 I Ed {72 i Te 
७) OSB ES 
clei] 


Nod on Dies 
OL 

359 ५ Esl Is 
es 5 ¢ x ४०८ G JF 7 
CEC SECO CE 
os: 


CDE IN UE FSP Bs 7 
NS CEE 2-- ७ (5-5 
+ Ad क 


१ 


EZ 25060 7 ST 7S z EE 
ह GY Bye ole 
~> i 


सूरः 47, बनी इस्राईल 


किया है । फिर तू अपने लिए हमारे 
विरुद्ध इस पर कोई कार्य-साधक न 
पाता ।87। 

परन्तु केवल अपने रब्ब की दया के द्वारा 
(तू बचाया गया) । निःसन्देह तुझ पर 
उसकी कृपा बहुत बड़ी है ।88। 

तू कह दे कि यदि जिन्न और मनुष्य सभी 
इकद्रे हो जाएँ कि इस कुर्‌आन के 
अनुरूप (ग्रंथ) ले आएँ तो वे इस के 
अनुरूप नहीं ला सकेंगे चाहे उनमें से 
कुछ, कुछ के सहायक हों ।89। 


और निःसन्देह हम ने इस कुर्‌आन में 
लोगों के लिए प्रत्येक प्रकार के उदाहरण 
ख़ूब फेर-फेर कर वर्णन किए हैं । अतः 
अधिकतर मनुष्यों ने केवल कृतघ्नता 
करते हुए अस्वीकार कर दिया ।90| 

और वे कहते हैं कि हम कदापि तुझ 
पर ईमान नहीं लाएँगे यहाँ तक कि तू 
हमारे लिए धरती से कोई स्रोत निकाल 
लाए ।9।। 

या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का कोई 
बाग़ हो, फिर तू उसके बीचों-बीच खूब 
नहरें खोद डाले ।92। 

या जैसा कि तू धारणा करता है हम पर 
आसमान को टुकड़ों के रूप में गिरा दे 
या अल्लाह और फ़रिश्तों को सामने ले 
आए ।93। 

या तेरे लिए सोने का कोई घर हो या तू 
आसमान में चढ़ जाए । परन्तु हम तेरे 
चढ़ने पर भी कदापि ईमान नहीं लाएँगे 


ai 6) <5$ 3 55 Y) 

otf Eo 
is 4 > 2.2 हि Da RI [rd न 
४८ ८२४३ AD UC ISS 


E 
OFS A ०४४. 


2x) न HR - उल्ल (<> कान है| ~ MEA 
sc a 3 =; (०2३ 
Oe 


~ 


(5s 
+ 


ONG LAs 4५६ 
BRS fides 


3 2? i baits « ~ RANT 
igs ele >७ 3। २१-५३ 
CE ~ ie Co है 2 पर अं 
ces) A 2.० 9 | 


A 
~ 29 ~ 


<< ५8 रा Pd i + ie 
“97 (59८७३ lS 


३७ 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


यहाँ तक कि तू हम पर ऐसी पुस्तक 
उतारे जिसे हम पढ़ सकें । तू कह दे कि 
मेरा रब्ब (इन बातों से) पवित्र है । 
(और) मैं तो एक मनुष्य, रसूल के 
अतिरिक्त कुछ नहीं ।94। (रुकू +7) 
और लोगों को, जब उनके पास हिदायत 
आई, इसके अतिरिक्त किसी चीज़ ने 
ईमान लाने से नहीं रोका कि उन्होंने 
कहा, क्या अल्लाह ने एक मनुष्य को 
रसूल बना कर भेजा है ? ।95। 

तू कह दे कि यदि धरती में 
निश्चिन्त होकर चलने फिरने वाले 
फ़रिश्ते होते तो अवश्य हम उन पर 
आसमान से फ़रिश्ते ही रसूल के रूप 
में उतारते ।96। 

तू कह दे कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे 
बीच गवाह के रूप में पर्याप्त है 
निःसन्देह वह अपने भक्तों से सदा 
अवगत (और उन पर) गहन दृष्टि रखने 
वाला है ।97। 

और जिसे अल्लाह हिदायत दे तो 
वही हिदायत पाने वाला है और जिसे 
वह पथभ्रष्ट ठहरा दे तो ऐसों के 
लिए तू उसके मुक़ाबिले पर कोई 
साथी न पाएगा और क़यामत के दिन 
हम उन्हें अंधे, गूँगे और बहरे 
(बनाकर) उनके मुँह के बल औँधे 
इकट्ठा करेंगे । उनका ठिकाना नरक 
होगा । जब कभी वह (उन पर) 
धीमा पड़ने लगेगा हम उन्हें जलन में 
बढ़ा देंगे ।98। 


E 


i} पारः 5 
555४8 Css ८४८१४ is 
2-05 3: 5७.८ ४ 
पा ७५५८३ ८८ 
EEN RAE Sr 


ब ईद्‌; 3 i E ¢ 8 
) Le) oS U2) | GOS » ४ 
Tz id rd 
(e C4 8 2५.० EOS < sha 
Nek ONO 
Z ~ 
५००) 8०५७ 


b 


MC 5०27 |Z 


२ 


Ol VAs 25 Cx E45 


नी 


Ube (५०१ es) 963 402६2 (635 
ITA IS 
> BEER z527 5 42% 
A If SBS 
bs Dd 


कर | [a b i ५ ei 2 rr [i 
~~ 9 Ls 2 9 कक 


। PR 

6) ब्रज 7232+ || 5 (6 

७) Aas n>) NS 
नी 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


यह उनका प्रतिफल है । क्योंकि उन्होंने 
हमारी आयतों का इनकार किया और 
कहा, जब हम हड्डियाँ हो जाएँगे और 
कण-कण बन जाएँगे तो क्या फिर भी 
हम अवश्य एक नई सृष्टि के रूप में 
उठाए जाएँगे ? ।99। 

क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह जिसने 
आसमानों और धरती को पैदा किया, 
इस बात पर समर्थ है कि उन जैसा और 
पैदा कर दे । और उसने उनके लिए एक 
ऐसी अवधि निर्धारित कर दी है जिस में 
कोई सन्देह नहीं । अतः अत्याचारियों ने 
केवल कृतघ्नता पूर्वक अस्वीकार कर 
दिया ।00| 

तू कह दे कि यदि तुम मेरे रब्ब की कृपा 
के भण्डारों के स्वामी होते तब भी तुम 
उनके ख़र्च हो जाने के डर से उन्हें रोक 
रखते । और नि:सन्देह मनुष्य बड़ा 
कंजूस बना है ।0।। (रुकू ) 
और निःसन्देह हमने मूसा को नौ 
सुस्पष्ट चिह्न प्रदान किए थे । अतः 
बनी इस्राईल से पूछ (कर देख ले) 
कि जब वह उनके पास आया तो 
फ़िरऔन ने उसे कहा कि हे मूसा ! 
मैं तो तुझे केवल जादू का वशीभूत 
समझता हूँ ।02। 

उसने कहा, तू जान चूका है कि ये चिह्न 
जो ज्ञानवर्धक हैं आसमानों और धरती 
के रब्ब के सिवा किसी ने नहीं उतारे । 
और हे फ़िरऔन ! मैं निश्चित रूप से 
तुझे विनाशप्राप्त समझता हूँ ।।03। 


3} पारः 5 
(22 कर 55 Es छः > न Tez | 
SEIS HIE FIGS 


३॥४६७४३ $७४५।६<..।३४।/8५ 
OSS OH 


DN EEGHNE 5 

६४ 5५४०४ N CEERI 

db Ids 
OF 355 90 0 


zz 
+ 


sh क 3535 ०% ०३३०६ पई 
o>) <5 |S Oss ol si 


~ 


¢ ४; रु 47-57 २3 ६ uz 


5 Z 4 oe] eA ~ si 

ह OEY GES 
| bed 4 35) 

gl 6४ _+% ४ 355 


~ DE rd 


SEIT CREE 
i) है ०2 2) Ys | a 
obi <४४५ 


te 


सूरः 7, बनी इस्राईल 


अतः उसने इरादा किया कि उन्हें धरती 
से उखाड़ डाले तो हमने उसे और जो 
उसके साथ थे सब के सब को डुबो 
दिया ।।04। 

और इसके बाद हमने बनी-इस्राईल से 
कहा कि प्रतिश्रुत धरती में निवास 
करो । फिर जब अंतिम वादा आएगा 
तो हम तुम्हें फिर इकट्ठा करके ले 
आएँगे ।05। 

और हमने सत्य के साथ इसे उतारा है 
और सच्ची आवश्यकता के साथ यह 
उतरा है । और हमने तुझे केवल एक 
शुभ-समाचार देने वाले और एक 
सावधान करने वाले के रूप में ही भेजा 
है ।06| 

और कुरआन वह है कि उसे हमने टुकड़ों 
में विभाजित किया है ताकि तू उसे 
लोगों के समक्ष ठहर-ठहर कर पढ़े । 
और हमने इसे बड़ी शक्ति के साथ और 
क्रमशः उतारा है ।।07। 

तू कह दे कि तुम इस पर ईमान 
लाओ अथवा न लाओ । निःसन्देह 
वे लोग जिन्हें इससे पूर्व ज्ञान प्रदान 
किया गया था जब उन पर इसका 
पाठ किया जाता था, तो वे ठुड्टियों 
के बल सजदः करते हुए गिर जाते 
थे |।08। 

और वे कहते थे हमारा रब्ब पवित्र 
है। निःसन्देह हमारे रब्ब का वादा 
तो हर हाल में पूरा हो कर रहने 
वाला है ।।09| 


।}| पारः 5 


U2) y Ke ID dN) | 55 E 
CITRINE BIC 


oS | ube us | (५-2 od (7 
5-5 9 fu 38 PY 


4 हि i 


Eee sin 2855 


(9 De 459 SS 


CAMO sss 3 lls 
Seles seo ssl 
CIC 20559) 53:5५ 


EEC FICE SME 
OY 


सूरः 7, बनी इस्राईल 5}i पारः 5 


वे ठुट्टियों के बल रोते हुए गिर जाते १५५५ 235 63%: ०5६%) 63% 
थे और ये उन्हें विनम्रता में बढ़ा देता :: 0७35 र 
था ।।0| E SEs 


तू कह दे कि चाहे अल्लाह को > RE । | (26॥ ।५ | 
पुकारो चाहे रहमान को । जिस नाम Sa, > 


से भी तुम पुकारो सब अच्छे नाम ₹ >| £८ ४।4]8|५८> 
उसी के है । और अपनी नमाज़ न 


र 


बहुत ऊँची आवाज़ में पढ़ और न gS a २५ 
उसे बहुत धीमा कर और इनके बीच OWLS 55 EES 


का रास्ता अपना ।।।।। 

और कह कि समस्त प्रशंसा अल्लाह |१5 ६८5; 7 १८५१।4% 4:5॥॥ ५55 
ही के लिए है जिस ने कभी कोई पुत्र ” EN F 
नहीं अपनाया । और जिसके शासन 5 252 00॥3<8 ६५६5५ 5 
में कभी कोई साझीदार नहीं बना , SN 
और कभी उसे ऐसे साथी की 6 ७।2५055४7 ४53 /॥ ८४25५ 
आवश्यकता नहीं पड़ी जो (मानो) 

दुर्लता की अवस्था में उसका 

सहायक बनता । और तू बड़े ज़ोर से 

उसकी बड़ाई वर्णन किया कर ।।।2| 


(रुकू नृ) 


bx 


3 
8- सूरः अल-कहफ़ 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।।। आयतें हैं | इसके अवतरण 
का समय नबुव्वत का चौथा या पाँचवाँ वर्ष है । 

सूरः अल्‌-कहफ़ का आरम्भ सूर: बनी इस्राईल के उसी विषय से हुआ है जिसमें 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मनुष्य होना विस्तारपूर्वक और खूब ज़ोर देकर प्रस्तुत 
किया गया है । और बहुत ही सरल शब्दों में यह घोषणा की गई कि उन्हें (अर्थात्‌ 
ईसाइयों को) ज्ञान ही कोई नहीं कि हज़रत ईसा अलै. कैसे पैदा हुए | और न यह ज्ञान है 
कि अल्लाह तआला प्रजनन प्रक्रिया से पूर्णतया पवित्र है । वे अल्लाह पर बहुत ही बड़ा 
झूठ बोलते हैं । उनके दावे का कोई महत्व नहीं । 

इसके बाद आरंभिक युगीन ईसाइयों का वर्णन किया गया कि किस प्रकार वे 
एकेश्वरवाद की सुरक्षा के लिए जनपदों को छोड़ कर गुफा-कंदराओं में चले गए । गुफा 
निवासियों के उल्लेख से पूर्व इन आरम्भिक आयतों में यह कहा गया था कि संसार की 
जो भौतिक सुख सुविधायें मानव जाति को प्रदान की गई हैं वह उनकी परीक्षा के लिए 
हैं। परन्तु एक ऐसा युग आने वाला है कि ये नेमतें उनसे छीन ली जाएँगी और उन लोगों 
को प्रदान कर दी जाएँगी जिन्होंने अल्लाह के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं के बदले 
गुफाओं में जीवन व्यतीत करने को प्राथमिकता दी । 

इसके बाद दो ऐसे स्वर्गो अर्थात्‌ बागों का उदाहरण दिया गया है जिनके कारण 
एक व्यक्ति दूसरे पर अहंकार करता है कि मुझे तो यह सब कुछ मिला हुआ है और मेरे 
मुक़ाबले पर तुम खाली हाथ हो । परन्तु साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि जब 
अल्लाह तआला की नाराज़गी की आग तुम्हारी संपन्नता पर भड़केगी तो तुम्हें 
मलियामेट कर देगी । 

इसी सूरः में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम की यात्रा का वर्णन मिलता है जिसमें उन्हें अपनी उम्मत की अन्तिम 
सीमायें दिखा दी गईं और उस स्थान को चिह्लित कर दिया गया जहाँ आध्यात्मिक 
आहार रूपी मछली वापस समुद्र में चली गई । और यह इस्लाम से पूर्व ईसाइयत के उस 
काल की ओर संकेत है जब वह आध्यात्मिकता खो चुकी थी । 

इसके बाद उदाहरण स्वरूप हज़रत मुहम्मद सल्ल. को उस महात्मा के रूप में 
चित्रित किया गया है जिसे जन-साधारण हज़रत खिज़र कहते हैं । और बताया गया कि 
जो तत्त्वज्ञान उनको प्रदान किए जायेंगे वह मूसा अलैहिस्सलाम की पहुँच से परे हैं और 
उसकी गहराई को पाने के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता है वह हज़रत मूसा 


]} | 


अलैहिस्सलाम को प्राप्त नहीं था । हज़रत मुहम्मद सल्ल. को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
पर यह श्रेष्ठता भी प्राप्त है कि आप सल्ल. ईश्वरीय तत्त्वज्ञान के मर्मज्ञ बनाए गए । 

इसके बाद ज़ुल क़र्नैन का वर्णन आया है जो फिर हज़रत मुहम्मद सल्ल. की ओर 
संकेत कर रहा है कि आपको दो युगों पर प्रभुत्व दिया जाएगा । एक प्रारम्भिक युगीनों 
का और एक अंत्ययुगीनों का । इसमें ज़ुल क़र्नैन की यात्राओं का जो वृत्तान्त वर्णन किया 
गया है अपने अन्दर बहुत से संकेत रखता है । जिसका विस्तवारपूर्वक यहाँ उल्लेख नहीं 
किया जा सकता । परन्तु एक बात निश्चित है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल. की उम्मत का 
विस्तार पश्चिमी जगत तक भी होगा जहाँ पश्चिम वासियों के झूठे विचारों के दूषित 
जल में सूर्य अस्त होता दिखाई देता है । और पूर्व में विस्तार उस भू-भाग तक होगा 
जिससे परे सूर्य और धरती के बीच कोई आड़ नहीं । 

इस सूरः के अन्त में निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि इसमें ईसाइयत के 
उत्थान और पतन का वर्णन किया गया है । उत्थान आरम्मिक एकेश्वरवादियों के कारण 
हुआ था और पतन उस समय हुआ जबकि एकेश्वरवाद का सिद्धान्त बिगड़ते बिगड़ते 
सैंकड़ों बल्कि हज़ारों संतों को ईश्वर मानने तक जा पहुँचा । अत: व्यवहारिक रूप से 
आज काल्पनिक 98/75 (सन्तों) को जो ईश्वरत्व का पद दिया जा रहा है, उस का इस 
सूरः के अन्त पर यूँ वर्णन है कि अ फ़ हसिबल्लज़ी न क़फ़रू ऐंयत्तखिजू इबादी मिन्‌ 
दूनी औलिया अर्थात वे लोग जो हज़रत मुहम्मद सल्ल. का इनकार कर रहे हैं क्या वे 
समझते हैं कि अल्लाह के भक्तों को उसके सिवा औलिया (मित्र) बना लेंगे । 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. को इस बात का स्पष्ट ज्ञान दिया गया था कि इस सूर: 
का सम्बन्ध दज्जाल से है । अतः आपने यह उपदेश किया कि जो व्यक्ति इस सूर: की 
पहली दस आयतों और अंतिम दस आयतों का पाठ किया करेगा वह दज्जाल के षड्यन्त्र 
से सुरक्षित रहेगा । इसके उपरान्त हज़रत मुहम्मद सल्ल. से यह घोषणा करवाई गई कि 
मैं मनुष्य तो हूँ परन्तु प्रत्येक प्रकार के शिर्क से पवित्र । अतः यदि तुम भी चाहते हो कि 
अल्लाह तआला का साक्षातकार तुम्हें प्राप्त हो तो अपने आप को प्रत्येक प्रकार के 
शिर्क से पवित्र कर लो । यहाँ वहइ के जारी रहने की भविष्यवाणी भी की गई है । 
अल्लाह के भक्त जो अपने आपको शिर्क से पवित्र रखेंगे, अल्लाह तआला उनसे भी 
वार्तालाप करेगा । 

त्र 


सूरः 8, अल-कहफ़ 





४५४, ly 9 3-५४ (४ 


bilo हल Ss 


Z 








CEE ; 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है 
जिसने अपने भक्त पर पुस्तक उतारी 
और इसमें कोई कुटिलता नहीं रखी ।2। 
दृढ़ता पूर्वक स्थित और स्थिर रखने 
वाला, ताकि वह उसकी ओर से कठोर 
अज़ाब से सतर्क करे और मोमिनों को 
जो पुण्यकर्म करते हैं शुभ-समाचार दे 
कि उन के लिए बहुत अच्छा प्रतिफल 
(निश्चित) है ।3। 

वे उसमें सदैव रहने वाले हैं ।4। 


और वह उन लोगों को सतर्क करे 
जिन्होंने कहा, अल्लाह ने पुत्र बना लिया 
है ।5। 

उनको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, न ही 
उनके पूर्वजों को था । बहुत बड़ी बात है 
जो उनके मुँह से निकलती है । वे झूठ के 
सिवा कुछ नहीं कहते ।6। 


अतः यदि वे इस बात पर ईमान न 
लायें तो क्या तू गहरे शोक के कारण 
उनके पीछे अपनी जान को नष्ट कर 
देगा ।7। 

निःसन्देह हमने जो कुछ धरती पर है 
उसके लिए शोभा स्वरूप बनाया है 





जद 0 अब आह ना 0 ना 0 न अ ई : 


GE, 
UE IRE] o ss vote 
875 CD EN 54525 


sels ; RC als 
OEE MN 2 SO 


सूरः ।8, अल-कहफ़ 


ताकि हम उनकी परीक्षा लें कि उनमें से 
कौन सर्वोत्तम कर्म करने वाला है ।8। 
और निःसन्देह हम जो कुछ इस पर है 
उसे शुष्क बंजर मिट्टी बना देंगे ।9। 

क्या तू विचार करता है कि गुफाओं वाले 
और अभिलेखों वाले हमारे चिह्लों में से 
एक अद्भुत चिह्न थे ? ॥0।* 

जब कुछ युवकों ने एक गुफा में शरण 
ली तो उन्होंने कहा, हे हमारे रब्ब ! 
हमें अपने निकट से कृपा प्रदान कर 
और हमारे मामले में हमारा मार्ग दर्शन 
कर ।।]। 

अतः हमने गुफा के अन्दर उनके कानों 
को कुछ वर्षों तक (बाहर के हालात से) 
विच्छिन्न रखा ॥2। 

फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम जान 
लें कि दोनों गिरोहों में से कौन अधिक 
सही गणना करता है कि वे कितना 
समय (इसमें) रहे ।!3। (रुकू उ) 
हम तेरे सामने उनका समाचार सच्चाई 
के साथ वर्णन करते हैं । नि:सन्देह वे 
कुछ युवक थे जो अपने रब्ब पर ईमान ले 


+R 


१) | पारः 5 


bod 


Ger bo FE 
७७३६5७5 


biz Zs 
olbyeS 

ig) Pg 2 ~ | 38: 7 हू 5 ~ aT 

42 | Se | | > f | 

© CE 6 3८7 ४ 3) ~ 

७९.२७ व GelHS =H 

i (55 igs ऊ i ५३5 ड De 

Vs iO) A 5 5) 

~ Z 2 St 6 5 EE 22 

Es i) 944 >) 305 5) (2 2] -२) 

७।555 Eyal 22 

४ मी 54८६] 8 ° ysis (22 8 

Mr SIE ~] Sik Ls pa 


Z 


(Ds 
DRE, 5 की 


ES ass 
CIFAIFENI 


oS 3 EI Aino 
>| |; be SiC 25) OS 





*% अस्हाबुरक्रीम का अर्थ है अभिलेखों वाले । इन लोगों ने अपनी गुफा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख छोड़े 
थे जिन पर वर्तमान युग के युरोप वासियों ने बहुत खोज की है । यह आयत भी एक विशेषता रखती 
है । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गुफा वालों का तो ज्ञान हुआ होगा परन्तु, 
उनको अभिलेख वाले कहना यह बात सर्वज्ञ अल्लाह के अतिरिक्त कोई आप को बता नहीं सकता 


था। 


*# यहाँ सिनीन (कुछ वर्ष) शब्द से अभिप्राय नौ वर्षो की अवधि है । क्योंकि यह सनतुन शब्द का 
बहुवचन है जो तीन से नौ तक के अंक के लिए प्रयुक्त होता है । यद्यपि एकेश्ववादी ईसाइयों का 
गुफाओं में जाकर अपने ईमान को बचाने की पूरी अवधि तीन सौ वर्षो से कुछ अधिक है । परन्तु 
वस्तुतः वे एक समय में लगातार नौ वर्षो से अधिक गुफाओं में नहीं रहे । क्योंकि इस तीन सौ वर्षो 
की अवधि में जब विरोध कम हो जाता था तो वे गुफाओं से बाहर आ जाते थे । 


सूरः 8, अल-कहफ़ 


आए और हमने उन्हें हिदायत में अग्रसर 
किया ।4। 

और जब वे खड़े हुए, हमने उनके दिलों 
को दृढ़ता प्रदान की । फिर उन्होंने कहा 
कि हमारा रब्ब तो आसमानों और 
धरती का रब्ब है । हम कदापि उसके 
सिवा किसी को उपास्य (के रूप में) 
नहीं पुकारेंगे | यदि ऐसा हुआ तो 
निःसन्देह हम संगत बात कहने वाले 
होंगे ।5। 

यह हैं हमारी जाति (के लोग), जिन्होंने 
उस (अल्लाह) के सिवा उपास्य बना 
रखे हैं । वे क्यों उनके पक्ष में कोई 
प्रभावशाली उज्ज्वल प्रमाण नहीं लाते ? 
अतः उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो 
सकता है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े ।6। 
अतः जबकि तुमने उन्हें और उनको 
जिनकी वे अल्लाह के सिवा उपासना 
करते हैं, त्याग दिया है, तो गुफा की 
ओर शरण लेने के लिए चले जाओ । 
तुम्हारा रब्ब तुम्हारे लिए अपनी कृपा 
को फैलाएगा और तुम्हारा काम तुम्हारे 
लिए आसान कर देगा ।।7। 

और तू सूर्य को देखता है कि जब वह 
चढ़ता है तो उनकी गुफा से दायीं ओर 
हट जाता है । और जब वह डूबता है तो 
उनसे रास्ता कतराता हुआ बाई ओर से 
गुज़रता है । और वे उसके बीच में एक 
खुले स्थान में हैं । यह अल्लाह के चिह्लों 
में से है । जिसे अल्लाह हिदायत दे तो 
वही हिदायत पाने वाला है । और जिसे 


|| पारः 5 


ठ Zs SNS Ns w ~र a 
७5-०७ (७७०) 3.८ 2: | +४ a3 
[95922 5 5] 2५, ENGST 


(9 [ES |) (६ &) | 29 ने Ur 


4९) 33) 3355] र 3 %० 


(3४5 व ट्रक Ca जल पक S| vpn 


4 


0२25 MN kes las sl 


5 ~ ~ | w ~” 
2 sre ® ~ LN) + 2 «2 26] 
८८ 9 2७४०. nie 
HES ASIANS seb 


|b sss 


2 al Es) (2 ls 


~ 


सूरः 8, अल-कहफ़ 5 | पारः 5 


वह पथभ्रष्ट ठहरा दे तो उसके पक्ष में तू ५५५5 55g 
कोई हिदायत देने वाला मित्र नहीं ४ ०४८१-4४ कर ~+) 9९ 


पाएगा ॥8। (कू) € ७०.२) ५25 
और तू उन्हें जागा हुआ विचार करता है 5१५ द ६ एटा rT 
जबकि वे सोये हुए हैं । और हम उन्हें be 
दाएँ और बाएँ अदलते-बदलते रहते हैं । ५३॥८)५५४०४॥/८५ ०६) $ 
और उनका कुत्ता चौखट पर अपनी “८ > ५४ १८८५५ ४.00 ६६&- < 
अगली दोनों टाँगे फैलाए हुए है । यदितू ,_ , ,, _ < Sees 
उन्हें झांक कर देखे तो अवश्य पीठ फेर |) 3 seed Hoge sb 
कर उनसे भाग जाए और उनके रोब में gers CAT 
आ जाए ॥9।. 

और इसी प्रकार हमने उन्हें (बेख़बरी ६ 8“: ६६ । #८६ Es 
से) जगाया ताकि वे परस्पर एक दूसरे से E 5 
प्रश्‍न करें । उनमें से एक कहने वाले ने £ ८५. । $6 5-०54. 
प्रशन किया, तुम कितनी देर रहे ? तो 
उन्होंने कहा, हम तो केवल एक दिन या 
उसका कुछ भाग रहे हैं । उन्होंने कहा 


तुम्हारा रब्ब ही भलीभाँति जानता है PECTIC SIRE 
कि तुम कितना समय रहे हो । अत 


SACO] | oi sn 
अपने में से किसी को यह अपना सिक्का > > 2% 


दे कर शहर की ओर भेजो । फिर वह % 4333 १-55 G6 53 ए 

देखे कि सबसे अच्छा भोजन कौन सा € 5 

है, तो फिर उसमें से वह तुम्हारे पास {६ 4% 5५८24 ४9-22 9 

कुछ भोजन ले आए । और बहाना 

बनाते हुए उनके भेद मालूम करे और 

तुम्हारे बारे में कदापि किसी को 

जानकारी न दे ।20। 

*% तू उन्हें जागा हुआ समझता है जबकि वे सोये हुए हैं इसका अभिप्राय व्याख्याकारों के निकट 
भौतिक नींद है, जो कि सही नहीं है । ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वे (गुफा वाले) बाहर के 
हालात से अपरिचित थे । मानो यह अवधि उनके लिए नींद स्वरूप थी । यदि भौतिक रूप से सोया 
हुआ अभिप्राय होता तो यह उल्लेख न होता कि तू उनको देखे तो उनसे भयभीत हो जाए और तेरा 
दिल रोब में आ जाए । सोये हुए मनुष्य को देख कर कोई न तो रोब में आता है और न भयभीत+ 


|») [$ DINE | Gs 


= AOI छत jr हा JRE En 





सूरः ।8, अल-कहफ़ 


निःसन्देह वे ऐसे लोग हैं कि यदि तुम पर 
विजयी हो गए तो तुम्हें संगसार कर देंगे 
या तुम्हें अपने धर्म में वापस ले जाएँगे 
और परिणामस्वरूप तुम कभी सफलता 
नहीं पा सकोगे ।2।। 

और इसी प्रकार हमने उनके हालात की 
जानकारी दी ताकि वे लोग जान लें कि 
अल्लाह का वादा सच्चा है और यह कि 
क्रांति की घड़ी वह है जिसमें कोई शंका 
नहीं । जब वे आपस में तर्क-वितर्क कर 
रहे थे तो उनमें से कुछ ने कहा कि इन 
पर कोई स्मारक भवन का निर्माण करो । 
उनका रब्ब उनके बारे में सबसे अधिक 
ज्ञान रखता है । उन लोगों ने जो अपने 
निर्णय में विजयी हो गये, कहा कि हम 
तो अवश्य इन पर एक मस्जिद का 
निर्माण करेंगे ।22। 

अवश्य वे कहेंगे कि वे तीन थे और चौथा 
उनका कुत्ता था और वे बिना देखे 
अनुमान लगा कर कहेंगे कि वे पाँच थे 
और छठा उनका कुत्ता था । और कहेंगे 
कि वे सात थे और आठवाँ उनका कुत्ता 
था । तू कह दे मेरा रब्ब ही उनकी संख्या 
को भली भाँति जानता है और (उसके 
सिवा) कोई एक भी उन्हें नहीं जानता।* 
अतः तू उनके बारे में सरसरी बातचीत 
के सिवा वाद-विवाद न कर । और उनसे 


|} पारः 5 


FE 


डी 


| Sole 3 »5 34:5४ 
७|5॥$| 


Sf 9०५2] 42«५८0७-८:<))५< 

US IEE 
Sek O35) 
FOU ES न GE zee | <| 
3-55 552 5 


Pn 


~ 537 


ES 


~ 
EC 


5 


ES IESE Si 
FS SI Bes HLS 
a OI SESS 
अर 335 8 ACSA, 
SY sass 
Ys ol eV 503 JS 





«होता है । वास्तव में वे बड़े पराक्रमी लोग थे और जब भी रोम निवासियों ने गुफाओं में प्रवेश कर 
उन्हें पकड़ने की चेष्टा की तो गुफा के द्वार में एक कुत्ते को उनकी सुरक्षा करता हुआ पाया । उसके 
भौंकने से गुफावालों को समझ आ जाती थी कि आक्रमण हुआ है । और वे अपनी प्रतिरक्षा के लिए 
और छिपने के लिए पहले ही से तैयार हो जाते थे । 

* इल्ला क़लीलुन (उसके सिवा कोई एक) अर्थ के लिए देखें, शब्दकोश 'अकरब-उल-मवारिद' । 


सूरः ।8, अल-कहफ़ 


सम्बन्धित उनमें से किसी से भी कोई 
बात न पूछ ।23।ˆ (कू ऊ) 

और कदापि किसी बात के बारे में यह 
न कहा कर कि मैं कल इसे अवश्य 
करूँगा ।24। 

सिवाए इसके कि अल्लाह चाहे । और 
जब तू भूल जाए तो अपने रब्ब को याद 
किया कर । और कह दे कि असम्भव 
नहीं कि मेरा रब्ब इससे अधिक सटीक 
बात की ओर मेरा मार्गदर्शन कर दे ।25। 
और वे अपनी गुफा में तीन सौ साल के 
बीच गिनती के कुछ वर्ष रहे और इस पर 
उन्होंने और नौ की बढ़ोत्तरी की ।26। 
तू कह दे कि अल्लाह ही बेहतर जानता है 
कि वे कितना समय रहे । आसमानों और 
धरती का अदृश्य (ज्ञान) उसी को है । 
क्या ही ख़ूब देखने वाला और क्या ही 
ख़ूब सुनने वाला है । उसके सिवा उनका 
कोई मित्र नहीं और वह अपनी सत्ता में 
किसी को साझीदार नहीं बनाता ।27। 
और तेरे रब्ब की पुस्तक में से जो तेरी 
ओर वहइ किया जाता है, उसका पाठ 
कर । उसके वाक्यों को कोई परिवर्तित 


~. 


Skis Ws 


कक 


नल ला 


रे 0:2७ -»_४+ 5१०२० 


ZErlF »> न्लस्ज्टे 
KEI > 


OS 3353 
AAS EN 


PEE 
9352 CR १ aS) KJ Y 





* असहाबे कहफ़ (गुफा निवासियों) की संख्या के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के वर्णन मिलते हैं परन्तु 
हर जगह स्पष्ट संख्या के साथ उनके कुत्ते का भी उल्लेख है । ईसाई लोग जो कुत्ते से प्रेम करते हैं 
उनको अभी तक यह ज्ञान नहीं कि वे कुत्ते से क्यों प्रेम करते हैं | बाइबिल में तो ऐसा कोई वर्णन 
नहीं मिलता । पवित्र कुरआन से पता चलता है कि एक बहुत लम्बे समय तक सच्चे ईसाई अपनी 
सुरक्षा के लिए कुत्ते का उपयोग करते रहे । इस कारण उनका अपने वफ़ादार मित्र से प्रेम उत्पन्न 


होना एक स्वाभाविक बात है । 


जहाँ तक उनकी संख्या का सम्बन्ध है, इसके बारे में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
आदेश दिया गया कि असहाबे-कहफ़ के बारे में विस्तृत जानकारी किसी को नहीं दी गई । इस 
कारण उनसे इस विषय में सरसरी बात किया कर, विस्तृत वाद-विवाद में न पड़ा कर । 


सूरः 8, अल-कहफ़ 


नहीं कर सकता । और तू उसके सिवा 
कोई आश्रयस्थल नहीं पाएगा ।28। 

और तू उन लोगों के साथ स्वयं भी धैर्य 
धारण कर जो सुबह भी और शाम को 
भी अपने रब्ब को उसकी प्रसन्नता 
चाहते हुए पुकारते हैं । और तेरी निगाहें 
इस कारण उनसे आगे न बढ़े कि तू 
संसारिक जीवन की शोभा चाहता हो । 
और उसका अनुसरण न कर जिसके 
हृदय को हमने अपनी स्मरण से भुला 


रखा है । और वह अपनी लालसा के हि 


पीछे लग गया है और उसका मामला 
सीमा से बढ़ा हुआ है ।29। 

और कह दे कि सत्य वही है जो तुम्हारे 
रब्ब की ओर से हो । अत: जो चाहे वह 
ईमान ले आए और जो चाहे सो इनकार 
कर दे । निःसन्देह हमने अत्याचारियों के 
लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है 
जिसकी दीवारें उन्हें घेरे में ले लेंगी । 
और यदि वे पानी माँगेंगे तो उन्हें ऐसा 
पानी दिया जाएगा जो पिघले हुए ताँबे 
की भाँति होगा जो उनके चेहरों को 
झुलसा देगा । बहुत ही बुरा पेय है और 
बहुत ही बुरा विश्राम-स्थल है ।30| 
निःसन्देह वे लोग जो ईमान ले आए और 
नेक कर्म किए (सुन लें कि) हम कदापि 
उसका प्रतिफल नष्ट नहीं करते जिसने 
कर्म को अच्छा बनाया हो ।3।। 

यही हैं वे जिनके लिए स्थायी बाग़ हैं। 
उनके (पैरों के) नीचे नहरें बहती हैं । 
उन्हें वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएँगे 


)4॥ पारः 5 


® ER ~ {2 
8925: 5 253॥&</...& sls 
SEO EWE 


2 द्र दे ० ५१० < 5:2८ Sar OE 
~ ESSA 


हज 


Uy ES Ys Css Ly 


~ 


496 ६596 65: ssa 


EB Se 9 5 ७ Ei wz 
Eye > BRED RE (७9 


है| SEE ४53 oi 
~ ७३०००) ००-८। 


— 


4 posed 


Ub FS si dN 
(६8० नर | 


४) coals slo! 
OYE ६:०४ 


> > कद्दू 57 EO Peg 
TCI STOR 39) 
7 [Sk > कक 4 Pe DIES ०2 
le eB OE >७ Y ses 


सूरः 8, अल-कहफ़ | 


BE UEO sii 

i (६३ ८४४४४ हि * ०६६ 2| ८ 5 2 
टेक लगाए होंगे । बहुत ही उत्तम Tel SSO Fe 
प्रतिफल और बहुत ही अच्छा “{८< 5 RAE] ES 


विश्रामस्थल है ।32। (रुकू) ६ ट 
[6 655° 


और वे बारीक रेशम और मोटे रेशम के 
हरे कपड़े पहनेंगे। उनमें वे तख़्तों पर 


और उनके सामने दो व्यक्तियों का 
उदाहरण वर्णन कर जिनमें से एक के 
लिए हमने अंगूरों के दो बाग बनाए थे 
और उन दोनों (बागों) को खजूरों से घेर 
रखा था और उन दोनों के बीच खेत 
बनाए थे ।33। 

वे दोनों बाग अपना फल देते थे और 
उसमें कोई कमी नहीं करते थे और उनके 
बीच हमने एक नहर जारी की थी ।34। 
और उसके बहुत फल (वाले बाग़) थे । 
अत: उसने अपने साथी से जब कि वह 
उससे वार्तालाप कर रहा था, कहा कि मैं 
तुझ से धन में अधिक और जत्थे में 
अधिक शक्तिशाली हूँ ।35। 

और वह अपने बाग में इस अवस्था में 
प्रविष्ट हुआ कि वह अपनी जान पर 
अत्याचार करने वाला था । उसने कहा, 
मैं तो यह सोच भी नहीं सकता कि यह 
कभी नष्ट हो जाएगा ।36। 

और मैं विशवास नहीं करता कि कयामत 
आयेगी । और यदि मैं अपने रब्ब की ओर 
लौटाया भी गया तो अवश्य इससे उत्तम 
लौटने का स्थान प्राप्त करूँगा ।37। 
उससे उसके साथी ने, जबकि वह उससे 
वार्तालाप कर रहा था कहा, क्या तू उस 


> ~ ZZ 
७५८८ _ ४४5७४ Dols 
| 
है hr) =? 
नी ~ 
Freer ~ 


We LE Er ८5 
sl 2 De > Y 
Cg 27 कं हक / 7 ~~ rr Ci X Cg ~ 2 | 7 {7 (rf 
++ e Fo, * 9 
Z } 
2 ~ 
6८5 


TAA sz) 
+ 


2 BANE १५ २१८ 25| 7६ 4६-३ EK 


सूरः 8, अल-कहफ़ 


सत्ता का इनकार करता है जिसने तुझे 
मिट्टी से पैदा किया फिर वीर्य से बनाया 
फिर तुझे एक चलने फिरने वाले मनुष्य 
के रूप में पूर्णता प्रदान की ? ।38। 
परन्तु (मैं कहता हूँ)” मेरा रब्ब तो 
वही अल्लाह है और मैं अपने रब्ब के 
साथ किसी को साझीदार नहीं 
ठहराऊँगा ।39। 

और जब तू ने अपने बाग में प्रवेश किया 
तो क्यों तूने माशा-अल्लाह न कहा 
और यह (न कहा) कि अल्लाह के सिवा 
किसी को कोई शक्ति प्राप्त नहीं । यदि 
तू मुझे धन और संतान के आधार पर 
अपने से न्यूनतम समझ रहा है ।40। 

तो असम्भव नहीं कि मेरा रब्ब मुझे तेरे 
से उत्तम बाग प्रदान कर दे और इस 
(तेरे बाग) पर आसमान से पकड़ के 
रूप में कोई अज़ाब उतारे । फिर वह 
चटियल बंजर धरती में परिवर्तित हो 
जाए ।4| 

अथवा उसका पानी बहुत नीचे उतर 
जाए । फिर तू कदापि सामर्थ्य नहीं 
रखेगा कि उसे (वापस) खींच लाए ।42। 
और उसके फल को (आपदाओं के 
द्वारा) घेर लिया गया । और वह उस 
पूजी पर अपने दोनों हाथ मलता रह गया 
जो उसने उस में लगायी थी । जबकि 
वह (बाग़) अपने सहारों समेत धरती में 
गिर चुका था । और वह कहने लगा, 


) पारः 5 


ई > CSE 4% > 86 59] 
५553 (5 ४ (bres | 
k ५ bd: ५% 
© NX) j Ss 2) ५ C22) 
5 Cj sass 


clea 


BRL ~ ZC 5 द्र 43 
Ol C950) 20५9४) FY al 
(a ह ~ < 84 Eis : 
Els 9४०८० 


NST REINS 
330९-८४ ess 
} Zc 
€) (४; |S (a3 £| 


SSRN AES HO 
oS 


if li ६:०४ ५ «५ Eols 
BE Eps SELLE 
Dil Shs 5५2 $ 2८ 





२६ यह अर्थ तफ़्सीर रूह-उल-मआनी से लिया गया है । 


*# अर्थात्‌ जो अल्लाह चाहेगा वही होगा 


सूरः 8, अल-कहफ़ 


हाय ! मैं किसी को अपने रब्ब का 
साझीदार न ठहराता ।43। 

और उसके लिए कोई जत्था नथा जो 
अल्लाह के विरुद्ध उसकी सहायता कर 
सकता और वह किसी प्रकार का 
प्रतिशोध न ले सका ।44। 

उस समय अधिकार पूर्णतया अल्लाह ही 
का था जो सत्य है । वह प्रतिफल देने में 
भी अच्छा और सुखद परिणाम तक 
पहुँचाने में भी अच्छा है ।45। 

(रकू पँ) 
और उनके सामने सांसारिक जीवन का 
उदाहरण वर्णन कर जो ऐसे पानी की 
भाँति है जिसे हमने आकाश से उतारा 
फिर उसके साथ धरती की हरियाली 
मिल गई । फिर वह चूरा-चूरा हो गया 
जिसे हवाएँ उड़ाए लिए फिरती हैं । और 
अल्लाह प्रत्येक चीज़ पर पूर्णतया 
सामर्थ्य रखने वाला है ।46। 
धन और संतान सांसारिक जीवन की 
शोभा हैं । और शेष रहने वाली नेकियाँ 
तेरे रब्ब के निकट पुण्यफल स्वरूप उत्तम 
और उमंग की दृष्टि से अत्युत्तम हैं ।47। 
और जिस दिन हम पहाड़ों को हिलाएँगे 
और तू धरती को देखेगा कि वह अपना 
अन्दरूना प्रकट कर देगी और हम (इस 
आपदा में) इन सब को इकट्ठा करेंगे 
और इनमें से किसी एक को भी नहीं 
छोड़ेंगे ।48। 
और वह तेरे रब्ब के समक्ष पक्तिबद्ध हो 
कर उपस्थित किए जाएँगे । (वह उनसे 


&F2% 72 bu ~” 


G 5 De १९ (> 


Css Ss 
RC 5 5. | X el 


U2 yl 59 UC 


sg oS be )»+> 9 


35 ~~ 


Gi sks |८|9.2,23 


सूरः ।8, अल-कहफ़ 


कहेगा) निःसन्देह तुम हमारे समक्ष 
उपस्थित हो गए हो जिस प्रकार हमने 
पहली बार तुम्हें पैदा किया था । परन्तु 
तुम विचार कर बैठे थे कि हम कदापि 
तुम्हारे लिए कोई प्रतिश्रुत दिवस 
निर्धारित नहीं करेंगे ।49| 

और पुस्तक प्रस्तुत की जाएगी, तो 
अपराधियों को तू देखेगा कि जो कुछ 
इसमें है वे उससे डर रहे होंगे और 
कहेंगे! हम पर खेद है ! इस पुस्तक को 
क्या हुआ है कि न यह कोई छोटी बात 
छोड़ती है और न कोई बड़ी बात । 
परन्तु इसने इन सब को समाहित कर 
लिया है। और वे जो कुछ करते रहे हैं, 
उसे मौजूद पाएँगे और तेरा रब्ब किसी 
पर अत्याचार नहीं करेगा ।50। 

(रुकू उ) 
और जब हमने फ़रिश्तों को कहा कि 
आदम के लिए सजद: करो तो इब्लीस के 
सिवा सबने सजद: किया । वह जिन्नों में 
से था । अत: उसने अपने रब्ब के आदेश 
की अवमानना की । तो क्या तुम उसे 
और उसके चेलों को मेरे सिवा मित्र 
बनाओगे जबकि वे तुम्हारे शत्रु हैं ? 
अत्याचारियों के लिए यह तो बहुत ही 
बुरा विकल्प है ।5।। 
मैंने इन्हें आसमानों और धरती की 
उत्पत्ति पर साक्षी नहीं बनाया और न ही 
उनकी अपनी उत्पत्ति पर | और न ही मैं 
ऐसा हूँ कि पथभ्रष्ट करने वालों को 
सहायक बनाऊँ ।52। 


sf0- 


Sd 6. Z| 


JOEL ४ 299४ sets 


cE 


Ys oS 3g Yr) | 

ABER EF सं 
र i 2 

Ol 22277 408 कु 


ME 25 2 


69 il ~ EN} 


Dee SA EES 
Gi Ss «_ $-& 


~ 
२ 


_ BIG INE ९2 3 4८ )5S 


| > 


नी Cell > नी का 
OY did 3 


५ 


नी 


> 


RSE TEN ne >I 
ira as? 553 
Ola iss) 


सूरः ।8, अल-कहफ़ 


और जिस दिन वह कहेगा कि उन्हें 
पुकारो जिन्हें तुम मेरा साझीदार समझते 
थे तो वे उन्हें पुकारेंगे । परन्तु वे उन्हें 
उत्तर न देंगे । और हम उनके बीच एक 
विनाश की दीवार खड़ी कर देंगे ।53। 
और अपराधी आग को देखेंगे तो समझ 
जाएँगे कि वे उसमें पड़ने वाले हैं । और 
वे उससे निकल भागने की कोई राह नहीं 
पाएँगे ।54। (रुकू 5 ) 

और हमने खूब फेर फेर कर लोगों के 
लिए इस कुरआन में प्रत्येक प्रकार के 
उदाहरण वर्णन किए हैं । जबकि मनुष्य 
सब से अधिक झगड़ालू है ।55। 

और किसी चीज़ ने लोगों को नहीं रोका 
कि जब हिदायत उनके पास आ जाए तो 
ईमान ले आएँ और अपने रब्ब से 
क्षमायाचना करें | सिवाए इसके कि (वे 
चाहते थे) उन पर पहलों के इतिहास की 
पुनरावृत्ति की जाए अथवा फिर उनकी 
ओर तीव्रता से बढ़ने वाला अज़ाब उन्हें 
आ पकड़े |56। 

और हम पैगम्बरों को केवल शुभ- 
समाचार देने वाले और सतर्क करने वाले 
के रूप में ही भेजते हैं । और जिन लोगों 
ने अस्वीकार किया वे मिथ्या का सहारा 
लेकर झगड़ते हैं ताकि इसके द्वारा सत्य 
को झुठला दें । और उन्होंने मेरे चिह्नों को 
और उन बातों को जिनसे वे सतर्क किए 
गये उपहास का पात्र बना लिया ।57। 
और उससे अधिक अत्याचारी कौन होगा 
जिसे उसके रब्ब की आयतें याद दिलाई 


4) 


पारः 5 


CRTs 36S £55 
pe 242 कक 


७७ eggs 


ASHES SEN CF) Faas 
6 Bas ६८। ३3०2 


25 


री 


हि EN | % ($ (28% i 
doomed 287 
4 272 


sf TOGO Usd 


ह \ 


FE EES A 


Fa f | g 277 
~ 


FSIS ES sl | 


Dior Teenie 


) 5६4 ee Al ).. ८३५ 
BASH 02५25 Cis 
Bs hot 

0538353 


~ od 
2 5 AZ 


SS yobs 


सूरः 8, अल-कहफ़ 


गई फिर भी वह उनसे विमुख हो गया । 
और जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा 
है उसे भूल गया । निःसन्देह हमने उनके 
दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वे उसे 
समझ न सकें । और उनके कानों में 
बहरापन रख दिया है । और यदि तू उन्हें 
हिदायत की ओर बुलाए भी तो (वे) 
कदापि हिदायत नहीं पाएँगे ।58। 
और तेरा रब्ब बहुत क्षमा करने वाला 
और बड़ा दयालु है । जो वे कमाई करते 
हैं यदि वह उस पर उनको पकड़-धकड़ 
करे तो उन पर तुरन्त अज़ाब ले आये । 
परन्तु उनके लिए एक समय निश्चित है 
जिससे बच निकलने की वे कोई राह 
नहीं पाएँगे ।59। 
और ये वे बस्तियाँ हैं जिन्होंने जब भी 
अत्याचार किया तो हमने उन्हें नष्ट कर 
दिया । और हमने उनके विनाश के लिए 
एक समय निश्चित कर रखा है ।60। 
(रू 55) 
और जब मूसा ने अपने युवा साथी से 
कहा, जब तक दो समुद्रो के संगम स्थल 
तक न पहुँच जाऊँ, मैं नहीं रुकुँगा । चाहे 
मुझे शताब्दियों तक चलना पड़े ।6!। 
अतः जब वे दोनों उन समुद्रो के संगम 
तक पहुँचे तो वे अपनी मछली भूल गए। 
और उसने चुपके से समुद्र के अन्दर 
अपनी राह ले ली ।62।" 
अत: जब वे दोनों आगे निकल गए तो 
उसने अपने युवा साथी से कहा, हमें 


FS 3 =| 95 3 922) a 
र ८a DIES Sod Cy asl 
Bod agli] 


SDE EEN 
sal 5 | 25) is 
रु Die nee 
FR EEN NI EHE 
@) (< (9३७ | | eR | ss i | 


Cosas 


OLA AGS 


are dss 





आयत सं. 67-62 :- इन आयतों में हज़रत मूसा के एक कश्फ़ की ओर संकेत है जिसमें उनके+ 


सूरः ।8, अल-कहफ़ 


हमारा भोजन ला दे । अपनी इस यात्रा से 
अवश्य हमें बहुत थकान हो गई है ।63। 
उसने कहा, क्या तुझे पता चला कि जब 
हमने चट्टान पर शरण ली थी तो मैं 
मछली भूल गया ? और यह बात याद 
रखने से मुझे शैतान के सिवा किसी ने न 
भुलाया । अतः उसने समुद्र में विचित्र 
ढंग से अपनी राह ले ली ।64। 

उसने कहा, यही तो हम चाहते थे । 
अतः वे दोनों अपने पदचिह्णों का खोज 
लगाते हुए लौट गए ।65। 

अतः वहाँ उन्होंने हमारे भक्तों में से 
एक महान भक्त को पाया जिसे हमने 
अपनी ओर से बड़ी कृपा प्रदान की थी 
और उसे अपनी ओर से ज्ञान प्रदान 
किया था ।66। 

मूसा ने उससे कहा, क्या मैं इस उद्देश्य 
से तेरा अनुसरण कर सकता हूँ कि मुझे 
भी उस हिदायत में से कुछ सिखा दे जो 
तुझे सिखलाई गई है ? ।67। 

उसने कहा, निश्चित रूप से तू कदापि 
मेरे साथ धैर्य का सामर्थ्य नहीं रख 
सकेगा ।68। 

और तू कैसे उस पर धैर्य कर सकेगा 
जिसको तू अनुभव के द्वारा जान न 
सका ।69। 


a 
न ना 
7 w 


rT ह 5 2 श >T 2) ¢ 
aks Sls SIO ri 


| ~ ड = हर 8 

9 AE 

(885४ gsi 
_ 2 (225 DE [I टू 

(9 ०५3 >) 


हक लक, हक 2) A 5 2, Da 
42 2 2 & UE 4.9 


69 | ZF 
69) Dd 





«अनुयायियों में प्रकट होने वाले ईसा अलै. को उनके साथ यात्रा करते हुए दिखाया गया । हूत 
(मछली) से अभिप्राय आध्यात्मिक शिक्षा है जो आध्यात्मिक भोजन का कारण बनती है । 
मज्मउल बहन (दो समुद्रो के संगम) से अभिप्राय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
उम्मत और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का संगम है । अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों 
के समेत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हज़रत मुहम्मद सल्ल. के युग तक चलेगी । परन्तु इससे 
बहुत पहले ईसाइयत बिगड़ चुकी होगी । मछली के हाथ से निकल जाने से यही अभिप्राय है । 


सूरः 8, अल-कहफ़ 


उसने कहा, यदि अल्लाह ने चाहा तो 
मुझे तू धैर्य धारण करने वाला पाएगा । 
और मैं किसी बात में तेरी अवज्ञा नहीं 
करूँगा ।70। 

उसने कहा, फिर यदि तू मेरे पीछे चले 
तो मुझ से किसी चीज़ के बारे में प्रश्न 
नहीं करना जब न तक कि मैं स्वयं तुझ 
से उसकी कोई चर्चा न छेड ।7I। 

(रुकू न) 
अतः उन दोनों ने प्रस्थान किया । यहाँ 
तक कि वे ऐसी नौका में सवार हुए जिसे 
(इसके पश्चात्‌) उस (अल्लाह के 
भक्त) ने तोड़-फोड़ दिया । उस (मूसा) 
ने कहा, क्या तूने इस लिए इसे तोड़- 
फोड़ दिया है कि तू इसकी सवारियों को 
डूबो दे ? निस्सन्देह तूने एक बहुत बुरा 
काम किया है ।72। 
उसने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि 
तू कदापि मेरे साथ धैर्य का सामर्थ्य नहीं 
रख सकेगा ।73। 
उस (मूसा) ने कहा, जो मैं भूल गया 
उसके लिए मेरी पकड़ न कर । और मेरे 
बारे में सख्ती करते हुए मुझे कठिनाई में 
न डाल ।74। 
वे दोनों फिर आगे निकले, यहाँ तक कि 
जब वे एक लड़के से मिले तो उस (ईश- 
भक्त) ने उस का वध कर दिया । उस 
(मूसा) ने कहा, क्या तूने एक अबोध 
जान का वध कर दिया है, जिसने किसी 
की जान नहीं ली ? निःसन्देह तूने एक 
अत्यन्त घृणित कर्म किया है ।75। 


blr EE 


5% 2 (3,5०५ + 27 ७ ५ 
५४४ Es NEN | ५ | 
हज 


Ys Ca हे हि 3S) 


“eis Dd Ei |X 


550 eld Essie 5 GLEE 


पारः 5 


छः 


Ce 


he ६ 


> | < LSS 


~ TZ 


छः 


Sse Del 


4 2 si 25 EEG 
SEL Bei WEE 6 ६2 
© Ie) र ee ) oe 

© Vu 


YG 


© 5२४ ७ Ss 


DINO rd 


22 DI Rass 
७25४ Ds) AS) 2 | U FE 


सूरः ।8, अल-कहफ़ 


उसने कहा, क्या तुझे मैंने नहीं कहा था 
कि तू कदापि मेरे साथ धैर्य का सामर्थ्य 
नहीं रख सकेगा ।76। 

उस (मूसा) ने कहा, यदि इसके बाद मैं 
तुझ से कोई प्रश्‍न करूँ तो फिर मुझे 
अपने साथ न रखना । मेरी ओर से तू 
अवश्य प्रत्येक प्रकार का औचित्य प्राप्त 
कर चुका है ।77। 

वे दोनों फिर आगे बढ़े । यहाँ तक कि 
जब वे एक बस्ती वालों के पास पहुँचे 
तो उन से उन्होंने भोजन माँगा । इस पर 
उन्होंने इनकार कर दिया कि (वे) 
उनका आतिथ्य करें । वहाँ उन्होंने एक 
दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी । तो 
उस (ईश-भक्त) ने उसे ठीक कर दिया। 
उस (मूसा) ने कहा, यदि तू चाहता तो 
अवश्य इस काम पर मज़दूरी ले सकता 
था ।78। 

उसने कहा, यह मेरे और तुम्हारे बीच 
जुदाई (का समय) है । अब मैं तुझे 
इसकी वास्तविकता बताता हूँ जिस पर 
तू धैर्य नहीं धर सका ।79। 

जहाँ तक नौका का सम्बन्ध है तो वह 
कुछ निर्धनों की सम्पत्ति थी जो समुद्र 
में मेहनत मज़दूरी करते थे । अतः मैंने 
चाहा कि उसमें खोट डाल दूँ क्योंकि 
उनके पीछे-पीछे एक राजा (आ रहा) 
था जो प्रत्येक नौका को हड़प लेता 
था ।80। 

और जहाँ तक लड़के का सम्बन्ध है तो 
उसके माता-पिता दोनों मोमिन थे । 


i}} पारः 6 
FESS IO 
E CIEE 


0 so EVE ME 


CD CBU ~ 


dele iG (४५७, | 

(७9) | 5 
CASS FEES AN ४ 
CSRS SER 
LS EEE ASST 


६2२७-१५ pig SANs 


सूरः ।8, अल-कहफ़ 


इसलिए हम डरे कि कहीं वह (लड़का) 
उद्दंडता और कृतघ्नता करते हुए उन पर 
असहनीय बोझ न डाल दे ।8।। 
अतः हमने चाहा कि उनका रब्ब उन्हें 
पवित्रता में इससे उत्तम और अधिक 
दया करने वाला (पुत्र) बदले में प्रदान 
करे ।82। 
और जहाँ तक दीवार का सम्बन्ध है तो 
वह शहर में रहने वाले दो अनाथ लड़कों 
की थी । और उसके नीचे उनके लिए 
ख़ज़ाना था और उनका बाप एक 
सदाचारी व्यक्ति था । अतः तेरे रब्ब ने 
इरादा किया कि वे दोनों अपनी परिपक्व 
आयु को पहुँच जाएँ और अपना खज़ाना 
निकालें । यह तेरे रब्ब की ओर से कृपा 
स्वरूप था । और मैंने ऐसा अपनी इच्छा 
से नहीं किया । यह उन बातों का भेद था 
जिन पर तुझे धैर्य का सामर्थ्य न था ।83। 
(रुकू य?) 
और वे तुझ से ज़ुल्‌ कर्नैन के बारे में प्रश्न 
करते हैं । कह दे कि मैं अवश्य उसका 
कुछ विवरण तुम्हारे समक्ष पढ़ँगा ।84। 
हमने निःसन्देह उसे धरती में दृढ़ता 
प्रदान की थी । और उसे प्रत्येक प्रकार 
के काम के साधन प्रदान किए थे ।85। 
फिर वह एक मार्ग पर चल पड़ा ।86। 


यहाँ तक कि जब वह सूर्य के अस्त होने 
के स्थान तक पहुंचा, उसने उसे एक 
बदबूदार कीचड़ के स्रोत में अस्त होते 
देखा । और उसके पास ही एक जाति को 


CER Ca Es hee S| 
Ms ७ 20,244: 5 <४ 5: 


. Eb 
है cS 


Oss MNEs 
6।63 २५ SGC 
Loess >» ०03०५ ८४। 


> 


> Dd Ey | ने | 


UIs 92“. CISC 


3 (का a 


(2 


T 
लाला wz 
4 


सूरः ।8, अल-कहफ़ 


पाया । हमने कहा, हे ज़ुल्‌ क़र्नैन चाहे 
तो अज़ाब दे और चाहे तो इनके मामले 
में उत्तम व्यवहार प्रदर्शन कर ।87।* 
उसने कहा, जिसने भी अत्याचार किया 
हम उसे अवश्य अज़ाब देंगे । फिर वह 
अपने रब्ब की ओर लौटाया जाएगा तो 
वह उसे (और भी) अधिक कठोर 
अज़ाब देगा ।88। 

और वह जो ईमान लाया और उसने नेक 
कर्म किए तो उसके लिए प्रतिफल 
स्वरूप भलाई ही भलाई होगी । और हम 
उसके लिए अपने आदेश से आसानी का 
निर्णय करेंगे ।89। 

फिर वह एक और मार्ग पर चल 
पड़ा।90। 

यहाँ तक कि वह जब सूर्य के उदय होने 
के स्थान पर पहुँचा तो उसने उसे ऐसे 
लोगों पर उदय होते पाया जिनके लिए 
हमने उस (अर्थात्‌ सूर्य) के इस ओर 
कोई आड़ नहीं बनाई थी ।9।। 

इसी प्रकार हुआ । हम ने उसके प्रत्येक 
अनुभव का पूर्ण ज्ञान रखा हुआ था ।92। 


पारः 6 
; ) 2} Ie Es ५ 
OE SEOs 


£ 455) (८ salty ts 
+ 


® Z 2 6 {2 | ~~ |> 
९० |e 24 ya ५ Osis a 


कन» 


6) | op Es 
© 
°+ 


ECTS. Js Es) 


. e™\ 


Gadd AS Es 


He ७; 
OVP 93 


Zo ei [ES (222. FT i 
ON 9 AS 





ats 
CO 


आयत संख्या :- 84 से 87 जुल्‌ क़र्नैन से वास्तविक अभिप्राय तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 


व सल्लम हैं, जिन्होंने प्रथमतः हज़रत मूसा अलै. और उनकी उम्मत के युग को पाया । और द्वितीयतः 
आने वाले युग में आपकी उम्मत की पुनरुत्थान के लिए अल्लाह आपके किसी सेवक और आज्ञाकारी 
को नियुक्त करेगा । इस प्रकार यह दोनों युग हज़रत मुहम्मद सल्ल. के साथ संबद्ध होते हैं । परन्तु इस 
बात को जिस आलंकारिक भाषा में वर्णन किया गया है वह एक ऐतिहासिक घटना है जिससे संभवतः 
सम्राट खोरस (९४7॥5) अभिप्राय है । जिसके बारे में बाइबिल में भी वर्णन है । वह असाधारण 
आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति था और एकेश्वरवादी था । उसके पूर्व और पश्चिम की यात्राओं 
का विवरण इन पवित्र आयतों में मिलता है । और दीवार बनाने का जो वर्णन है, वह एक नहीं बल्कि 
कई दीवारें हैं जो प्राचीन काल से आक्रमणकारियों को रोकने और ऐसी जातियों को बचाने के लिए 
बनाई गईं जो स्वयं प्रतिरक्षा करने का सामर्थ्य नहीं रखती थीं । उनमें से एक दीवार तो रूस में है और 
एक चीन की दीवार भी है । अर्थात्‌ दीवारों के द्वारा सुरक्षा करना उस युग की परम्परा थी । 


सूरः 8, अल-कहफ़ 


फिर वह एक और मार्ग पर चल 
पड़ा।9३। 

यहाँ तक कि जब वह दो दीवारों के बीच 
पहुँचा तो उन दोनों के इस ओर उसने 
एक और जाति को पाया जिनके लिए 
बात समझना कठिन था ।94। 


उन्होंने कहा हे ज़ुल्‌ क़र्नैन ! निःसन्देह 
या'जूज और मा'जूज धरती में उपद्रव 
करने वाले हैं । अतः क्या हम तेरे लिए 
इस पर कोई कर निर्धारित कर दें कि तू 
उनके और हमारे बीच कोई रोक बना 
दे ।95। 

उसने कहा, मेरे रब्ब ने मुझे जो शक्ति 
प्रदान की है वह उत्तम है । अतः तुम 
केवल श्रम-शक्ति के द्वारा मेरी सहायता 
करो । मैं तुम्हारे और उनके बीच एक 
बड़ी रोक बना दूँगा ।96। 

मुझे लोहे के टुकड़े ला दो । यहाँ तक कि 
जब उसने दोनों पहाड़ों के बीच की 
जगह को (भर कर) बराबर कर दिया 
तो उसने कहा, अब आग धोंको । यहाँ 
तक कि जब उसने उसे आग बना दिया, 
उसने कहा कि मुझे ताँबा दो ताकि मैं 
उस पर डालूँ ।97।" 


१) | पारः 6 


2 
© bat El & 
© 

+e 


हे घ्जऐे 


(2429 oR Esl) 
O42 © YE 9०७३ 33 


हए ०) I ISG 
UBUPIV SOIL E ss 


dz 


GINS MANS 
HIE SN ERC RS 
SUCH CINE »|5 EI 


= 5 2% 
(| 3 


* आयत सं. 94 से 97 :- इन आयतों में जिस दीवार का वर्णन चल रहा है वह तुर्की और रूस के बीच 
“दरबंद' की दीवार है जिसके द्वारा कैसपियन सागर और काकेशिया पर्वत के बीच के रास्ते को बन्द 
कर दिया गया था, जिसे कुछ कमज़ोर जातियों को पश्चिमी जातियों के आक्रमण से बचाने के लिए 
सम्राट ख़ोरस ने निर्माण करवाया था । ख़ोरस ने इसके बदले उनसे कोई पारिश्रमिक नहीं माँगा, 
बल्कि परिश्रम, लोहा और ताँबा माँगा था और निर्माण कार्य भी ख़ोरस के निर्देशानुसार उन्होंने ही 


किया । 


सूरः 8, अल-कहफ़ 


अतः उसे लांघने की उनमें शक्ति न थी 
और न उसमें सेध लगाने का वे सामर्थ्य 
रखते थे ।98। 

उसने कहा, यह मेरे रब्ब की कृपा है । 
अतः जब मेरे रब्ब के वादे (का समय) 
आएगा तो वह इसे टुकड़े-टुकड़े कर देगा 
और निःसन्देह मेरे रब्ब का वादा सच्चा 
है ।99| 

और उस दिन हम उनमें से कुछ को 
कुछ पर लहर दर लहर चढ़ाई करने 
देंगे । और बिगुल फूँका जाएगा और 
हम उन सब को इकट्ठा कर 
देंगे । ।00। 

फिर हम उस दिन नरक को काफिरों के 
सामने ला खड़ा करेंगे ।।0]। 


जिनकी आँखें मेरे स्मरण से पर्दे में थीं 
और वे सुनने का भी सामर्थ्य नहीं रखते 
थे ॥02। (रुकू ८) 

अतः क्या वे लोग जिन्होंने इनकार किया, 
धारणा रखते हैं कि वे मेरे बदले मेरे भक्तों 
को अपना मित्र बना लेंगे ? नि:सन्देह 
हमने काफ़िरों के लिए नरक को आतिथ्य 
स्वरूप तैयार कर रखा है ।।03। 

कह दे कि क्या हम तुम्हें उन की सूचना 
दें जो कर्मो की दृष्टि से सबसे अधिक 
हानि उठाने वाले हैं ।04। 


)) | पारः 6 
3334 Gl |£ G8 
SU 4 ls) 


द्र 
2: 5 7 


22 45) AEE 


3 €_ १०२ NA १ aX) gg 59 
EEE NES EE 
y हक 57 

iY = Ie 9 





* वह युग जिसमें या जूज मा जूज संसार में प्रकट होंगे उस युग में ये दीवारें महत्त्वहीन हो चुकी होंगी । 
या'जूज मा'जूज का पूरी दुनिया पर विजय प्राप्ति का उल्लेख इस प्रकार मिलता है जिस प्रकार 
समुद्री लहरें बड़ी उफान के साथ आगे बढ़ती हैं । अतः उनको विजय वास्तव में समुद्र पर विजय 


प्राप्ति के परिणाम स्वरूप आरम्भ होनी थी । 


सूरः 8, अल-कहफ़ | पारः 6 





जिनके समस्त प्रयास सांसारिक जीवन [5३॥ ८ !८ || Sr अ 
की चाहत में गुम हो गए । और वे 2 । Co 
विचार करते हैं कि वे उद्योग (क्षेत्र) में 227% ^© 9 2 
कुशलता दिखा रहे हैं ।।05। OS 


यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब्ब की ; ५५ CGE CSL] 
आयतों और उसके मिलन से इनकार कर , , ८ A द Cie ks 6 
दिया । अतः उनके कर्म नष्ट हो गए । [5% NS ses] (५००७ 
और क़यामत के दिन हम उन लोगों को 6 6४ 2६ 
कोई महत्व नहीं देंगे ।06। 

यह नरक है उनका प्रतिफल । इस लिए [57४6 ८) 2८८ 245T%4 <} 
कि उन्होंने इनकार किया और मेरी 5 
आयतों और मेरे रसूलों को उपहास का Sole SUICIDE 
पात्र बना बैठे ।।07। 

निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाए और <: ९.५ ५|| 5. £ 5)374/८5 8) 
नेक कर्म किये, उनके लिए आतिथ्य a >> Es es Fe 
स्वरूप फिरदोस के स्वर्ग हैं ।।08। ERR 
वे सदा उनमें रहने वाले हैं । कभी उनसे ५०० ८६८ 52:2५ ६७ ८२ sl 
अलग होना नहीं चाहेंगे ।।09। 

कह दे कि यदि समुद्र मेरे रब्ब के कलिमों Gia 9 [४ 
(वाक्यों) के लिए स्याही बन जाएँतो. [. SAE Eas 
इससे पूर्व कि मेरे रब्ब के कलिमे समाप्त ५2<~5 ५5) >>| ० 
हों समुद्र अवश्य समाप्त हो जाएँगे । AUP CRN 55 
चाहे हम सहायता स्वरूप उस जैसे और 

(समुद्र) ले आएँ ।।।0। 


कह दे कि मैं तो केवल तुम्हारे सदृश एक £| 2% ,ॐ [४ १६5 5 
मनुष्य हूँ । मेरी ओर वहइ की जाती है र द | 


कि तुम्हारा उपास्य बस एक ही उपास्य ।#-266८)5 2।54) :5) | 
है । अत: जो कोई अपने रब्ब का मिलन 
चाहता है वह (भी) नेक कर्म करे और 
अपने रब्ब की उपासना में किसी को ह 

साझीदार न ठहराए ।। (रुकू £) ' ड़ Ey 


] ॥ 


9- सूरः मरियम 


यह मक्की सूर: है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 99 आयतें हैं । इसका 
अवतरणकाल हब्शा (इथिओपिया ) प्रवास से पूर्व नुबुव्वत का चौथा अथवा पाँचवां वर्ष है । 

इस सूरः में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप जन्म लेने का उल्लेख है और 
बताया गया है कि उनका इस प्रकार का जन्मलाभ एक चमत्कार स्वरूप था, जिसको 
दुनिया उस समय समझ नहीं सकती थी । इस प्रसंग में यह बताना आवश्यक है कि 
आजकल स्वयं ईसाई अनुसंधानकारियों ने इस विषय को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है 
कि पुरुष से संबंध स्थापित किये बिना भी एक कुवाँरी लड़की के गर्भ से बच्चा जन्म ले 
सकता है । पहले यह धारणा थी कि केवल लड़की पैदा हो सकती है, परन्तु बाद के 
अनुसंधान से प्रमाणित हुआ है कि लड़का भी पैदा हो सकता है । 

साधारणतः माँ बाप के मिलन से ही बच्चा जन्म लेता है परन्तु जहाँ तक 
चमत्कारिक जन्म का सम्बन्ध है, कई बार स्त्री पुरुष की ऐसी आयु में सन्तान उत्पत्ति होती 
है जबकि सामान्य रूप से सन्तान का होना असम्भव हो । यही अवस्था हज़रत ज़करिया 
अलैहिस्सलाम की थी । उन को संतान की चाहत थी परन्तु वे स्वंय इतने वृद्ध हो चुके थे कि 
वृद्धावस्था के कारण सिर भड़क उठा था और उनकी पत्नी न केवल वृद्धा हो चुकी थीं, 
बल्कि बाँझ भी थीं | अतएव चमत्कारिक जन्म का एक दृष्टान्त यह भी है कि इन दोनों दोष 
के बावजूद उन्हें पुत्र स्वरूप हज़रत यहया अलैहिस्सलाम प्राप्त हुए । उनमें पुत्र प्राप्ति की 
इच्छा, हज़रत मरियम अलैहस्सलाम के हालात पर ध्यान देने के कारण उत्पन्न हुई थी जिन 
से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप जन्मलाभ का चमत्कार प्रकट होना था । 

इसके पश्चात्‌ उन विवरणों का उल्लेख है जिनमें हज़रत मरियम अलैहस्सलाम 
फिलिस्तीन को छोड़कर पूर्वदिशा में किसी ओर चली गई थीं । और वहाँ दिन रात 
अल्लाह के स्मरण में लगी रहती थीं । और वहीं पहली बार मनुष्य रूप में प्रकट हुए एक 
फरिश्ता के द्वारा पुत्र प्राप्ति का शुभ समाचार मिला । 

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके जन्म के बाद जब हज़रत मरियम 
अलैहस्सलाम साथ लेकर फिलिस्तीन पहुँचीं तो यहूदियों ने खुब शोर मचाया कि यह तो 
अवैध सन्तान है । इस पर अल्लाह तआला ने हज़रत मरियम अलैहस्लसाम को आदेश 
दिया कि तुम अल्लाह के लिए मौन व्रत धारण करो । और यह पुत्र (जो उस समय पालने 
में ही था अर्थात्‌ दो तीन वर्ष की आयु का था) स्वयं उत्तर देगा । हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम ने यहदी विद्वानों के समक्ष ज्ञान की वह बातें कीं जो एक कलंकित बालक 
सोच भी नहीं सकता । इन बातों में भविष्य में उनके नबी बनने की भविष्यवाणी भी 


| 


शामिल थी । और हज़रत ईसा अलै. ने यह भी भविष्यवाणी की कि मुझे वध करने के 
तुम्हारे षडयंत्र से अल्लाह तआला बचाएगा । अतएव कहा वस्सलामु अलैय्य यौ म 
बुलिदूतु व यौ म अमूतु व यौ म उब्असु हय्यन्‌ अर्थात्‌ जब मैं पैदा किया गया उस 
समय मुझे अल्लाह की ओर से सलामती प्राप्त थी । और जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूँगा 
तो सामान्य रूप से ही मृत्यु प्राप्त करूंगा । और फिर जब मुझे पुनर्जिवित किया जाएगा 
उस समय भी मुझ पर अल्लाह तआला की सलामती होगी । 

इस से बहुत मिलती जुलती आयत हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में भी आती 
है, जिसमें कहा सलामुन्‌ अलैहि यौ म वुलि द व यौ म यमूतु व यौ म युब्असु हय्यन्‌ 
अर्थात्‌ जब उसका जन्म हुआ उस पर सलामती थी और जब वह मृत्यु को प्राप्त करेगा तो 
उस पर सलामती होगी । और जब उसको पुनर्जिवित किया जाएगा तब भी उस पर 
सलामती होगी। इस आयत से मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम 
भी वध नहीं किये गये थे । इसके पश्चात्‌ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वृत्तांत वर्णन 
करते हुए उनकी चमत्कारिक संतान का उल्लेख किया गया । जबकि वृद्धावस्था में उन को 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी प्रदान किये गये । 
इसी प्रकार उनके बाद उनकी संतान से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जन्म हुए | 

इसके बाद अन्य नबियों का उल्लेख मिलता है जिसमें आध्यात्मिक संतान की 
विभिन्न अवस्थाएँ वर्णन की गई हैं । और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उत्थान का 
उदाहरण हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के उत्थान के समान प्रस्तुत किया गया है । ये 
सभी अल्लाह तआला के वे सच्चे भक्त थे जिनकी भावी सन्तान सदाचारी न रह सकी 
और उन्होंने अपनी नमाज़ों को नष्ट कर दिया और तामसिक इच्छाओं का अनुसरण 
किया । इसलिए उनके लिए चेतावनी है कि वे अपनी कुटिलता का बदला अवश्य पायेंगे। 

इस सूरः में अल्लाह के गुणवाचक नाम रहमान का अधिकता से वर्णन है । रहमान 
का अर्थ अनंत कृपा करने वाला और बिन माँगे प्रदान करने वाला है । इस सूर: का 
विषयवस्तु अल्लाह के इस गुण के साथ यथारूप समानता रखता है । 

इस सूर: के अन्त पर रहमान अल्लाह की ओर पुत्र आरोपित करने को एक बहुत 
बड़ा पाप घोषित किया गया है । इस के फलस्वरूप सम्भव है कि धरती और आकाश फट 
जायें । तात्पर्यं यह है कि यही लोग अत्यन्त भयानक युद्धों में धकेल दिये जाएँगे जो ऐसी 
भयानक होंगे कि मानो आकाश उन पर फट पड़ा है । 

इसके विपरीत इस सूर: की अन्तिम आयत में उन लोगों का वर्णन है जो अल्लाह 
से डरते हैं और नेक कर्म करते हैं । उनके दिलों में रहमान अल्लाह पूर्व वर्णित पारस्परिक 
ईर्ष्या द्वेष के बदले पारस्परिक प्रेम उत्पन्न कर देगा । 


सूरः 9, मरियम [|] पारः 6 














अह नर जद बह बह आर बह नर नर भर नर अ नर अर ज 3 ज, अह जब आर 3६ 3६ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा SNES RISES alos 


करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। ५ 
अन त काफ़िन व हादिन या आलिमु 6 Roy 
या सादिकु : हे सर्वज्ञ, हे सत्यवादी ! तू 

पर्याप्त है और हिदायत देने वाला है ।2। | 

यह वर्णन तेरे रब्ब की दया का है (जो 68६ 6555: 23042575) 
उसने) अपने भक्त ज़करिया पर की ।3। हु 
जब उसने अपने रब्ब को निम्न स्वर में OLE 
पुकारा ।4। 

कहा, हे मेरे रब्ब ! निःसन्देह मेरी [2:52 २4|:,6 9G) 508 
हड्टियाँ कमज़ोर पड़ गई हैं और सिर द्‌ 45) 
बुढ़ापे के कारण भड़क उठा है । फिर भी £2५ CHES rl) 
मेरे रब्ब ! मैं तुझ से दुआ माँगते हुए OK 
कभी अभागा नहीं हुआ ।5। Le 
और मैं अपने पीछे अपने भागीदारों से (५४५ : )2 7 3०८८.45.” 3] 


डरता हूँ जबकि मेरी पत्नी भौ बाँझ है । be मी Daissess 
अतः मुझे स्वयं अपनी ओर से एक oT 
उत्तराधिकारी प्रदान कर ।6। OHO 


जो उत्तराधि धकार Fe Bo ~ ०557 | > 2 ~ 72+% 5 
जो मेरा | प्राप्त करे और ||; SDs S335 
याकूब की संतान का भी उत्तराधिकार 


प्राप्त करे । और हे मेरे रब्ब ! उसे बड़ा Oss 
चहेता बना ।7। 

ज़करिया | $ सन्देह A 2 | Meee gers १६ | 
हे : ! निःसन्देह हम तुझे एक ४: :| 23 ८:52 ये 
महान पुत्र का शुभ-समाचार देते हैं 


हा i % > a 5% _ A |. > 
जिसका नाम यहया होगा । हमने OSE SUNS (२ 
उसका पहले कोई हमनाम नहीं 


बनाया ।8। 


सूरः 9, मरियम 


उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मेरा पुत्र 
कैसे होगा जबकि मेरी पत्नी बाँझ है 
और मैं बुढ़ापे की चरम सीमा को 
पहुँच गया हूँ ? ।9। 


उसने कहा, इसी प्रकार तेरे रब्ब ने कहा 
है कि यह मेरे लिए सरल है । और 
निःसन्देह मैं तुझे भी तो पहले पैदा कर 
चुका हूँ जबकि तू कुछ चीज़ न था ।।0। 
उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मेरे लिए कोई 
चिह्न निर्धारण कर । उसने कहा, तेरा 
चिह्न यह है कि तू लोगों से निरन्तर तीन 
रातों तक बात न करे ।।।। 

अतः वह मेहराब (उपासना कक्ष) से 
अपनी जाति के समक्ष प्रकट हुआ और 
उन्हें संकेत से बताया कि सवेरे और 
शाम (अल्लाह की) स्तुति करो ।2। 

हे यहया ! पुस्तक को दूढ़तापूर्वक पकड़ 
ले और हमने उसे बचपन ही से तत्त्वज्ञान 
प्रदान किया था ।।3। 

और अपनी ओर से सहृदयता और 
पवित्रता प्रदान की थी और वह सयंमी 
था ॥4। 

और अपने माता-पिता से सद्‌-व्यवहार 
करने वाला था और कदाचित कठोर 
हृदयी (और) अवज्ञाकारी नहीं था ।।5। 
और सलामती है उस पर जिस दिन वह 
पैदा हुआ और जिस दिन वह मृत्यु को 
प्राप्त करेगा और जिस दिन उसे 
पुनर्जीवित करके उठाया जाएगा ।6। 


(रुकू -7-) 


ise sO IIE 
ot BE (४3८2 Ri 55 


~ 


ICE SUSY YES 
OE FESO 


Hn BN, ie Meo 

4 |9 9 92) NN 
(9:५५ Sa 

y (६2६ ८ ७८८६ याद ERTS गा 
७9%0४५ 5४%: 9४:०८ ७४५५ $ 


os ४5 235 fs 4८0 »-- 
हि 


728 p27 7 


09 t= ०-६2 (१2४ 


सूरः 9, मरियम [|] पारः 6 


क CRT NTA 3 |? LAST 2 $ gE ~ 
और (इस) पुस्तक के अनुसार मरियम हू ३, ६-९६ :।/ ८; १ ८. ५5||. 35 
का वर्णन कर । जब वह अपने घर वालों 


3 3 Er | Ee ~ (३. >> 
से अलग हो कर पूरब की ओर एक जगह OU bE hal ye 
चली गई ।।7। 
फिर उसने अपने और उनके बीच एक * ६\८.. 2:55 उ (538६ 


आड़ बना ली । तब हम ने उसकी ओर 6 [६5 ७३ gy ६:58 
अपना फ़रिश्ता भेजा और उसने उसके Ld ss 30 Wl UL) 


लिए एक सुगठित मनुष्य का रूप धारण ® ४३८ | 
किया ।8। 

उसने कहा, मैं तुझ से रहमान ४५ LN $s हि 8 
(अल्लाह) की शरण में आती हूँ । यदि पा 
तू (उससे) डरता है ।9। ऽ ०८ 


उसने कहा, मैं तो तेरे रब्ब का केवल + HN 30) ror WEEN 
एक दूत हुँ ताकि तुझे एक सच्चरित्रपुत्र  ' "ˆ . 

प्रदान करूँ ।20। 
उसने कहा, मेरे कोई पुत्र कैसे होगा «« 5 75522 SGI 


Ce 
जबकि मुझे किसी पुरुष ने स्पर्श तक ROPE 
नहीं किया और मैं कोई चरित्रहीन & SITS er 


नहीं ? ।2।। 

उसने कहा, इसी प्रकार । तेरे रब्ब ने Fo de SERCO RAE 
कहा है कि यह बात मेरे लिए सरल है ६, , __ .. ह ६ घु 
और (हम उसे पैदा करेंगे) ताकि हम “2 523 22५४ १२ ५२9 
उसे लोगों के लिए चिह्न स्वरूप और CISIEANLS 
अपनी ओर से साक्षात दया स्वरूप 

बना दें । और यह एक पूर्वनिश्‍्चित 

बात है ।22। 

अतः उस (पुत्र) को उसने गर्भ में धारण (3 
कर लिया । वह उसे लिए हुए एक दूर के 
स्थान की ओर चली गई ।23। 


* कोष्ठक वाले शब्द अल्लामा कुर्तुबी के निकट आयत के भावार्थ में शामिल हैं । 
(देखिये तफूसीर -उल -कुर्तुबी ) 


(८2८ 


ese 7 2 SE ७ Ce 

kK ७ uy 94 \ ~9 
ADS NS 

~ | + 


। “ध 


$ 





सूरः 9, मरियम 


फिर प्रसवपीड़ा उसे खजूर के तने की 
ओर ले गयी । उसने कहा, हाय ! मैं 
इससे पहले मर जाती और भूली-बिसरी 
हो चुकी होती ।24। 


तब (एक पुकारने वाले ने) उसे उसकी 
निचली ओर से पुकारा कि कोई चिता 
न कर । तेरे रब्ब ने तेरी निचली ओर 
एक स्रोत जारी कर दिया है ।25। 

और खजूर के तने को तू अपनी ओर 
हिला वह तुझ पर ताज़ा पकी हुई खजूरे 
गिराएगा ।26। 

अतः तू खा और पी और अपनी आँखें 
ठंडी कर । और यदि तू किसी व्यक्ति को 
देखे तो कह दे कि अवश्य मैंने रहमान के 
लिए उपवास का संकल्प किया हुआ है, 
इसलिए आज मैं किसी मनुष्य से बात 
नहीं करूंगी ।27। 

फिर वह उसे उठाये हुए अपनी जाति 
की ओर ले आई । उन्होंने कहा, हे 
मरियम ! निःसन्देह तूने बहुत बूरा 
काम किया है ।28। 

हे हारून की बहिन ! तेरा पिता तो बुरा 
व्यक्ति न था और न तेरी माता 
चरित्रहीन थी ।29|* 

तो उसने उसकी ओर संकेत किया । 
उन्होंने कहा हम कैसे उससे बात करें 


if पारः 6 


G 5 3 हट et र YT i 

हा. 
iS AGES gi 
® ES 2५ Ee 


ee ~ 


(5५७ 
< 


i 


sg 


AS 43 


his ANE 529 
EROTIC 
EES Ids tee 075 2, 
Eb INE IT) 
SBE 7 4 ४ (६६5 ८58 
SUSE 


gH SFIOFL 3s 
ClO IE 
EG 


Lie 


~+ ~ 


IHG 


४ यहाँ हज़रत मरियम को जो उख़ूता-हारून (हरून की बहिन) कहा गया है, इसी सूरः के अन्तिम 
भाग से पता चलता है कि वह मूसा अलै. के भाई हारून अलै. नहीं थे । वहाँ स्पष्ट रूप से हज़रत 
मूसा अलै. के भाई हारून का नाम लिया गया है और हज़रत मरियम बहुत बाद की हैं । या तो जाति 
ने व्यंग्यस्वरूप “हारून की बहिन' कहा है । अथवा मरियम का कोई भाई हारून नामी होगा जो 


कदापि हज़रत मूसा अलै. का भाई नहीं है । 


सूरः 9, मरियम 


जो अभी पालने में पलने वाला बालक 
है ।30। 

उस (अर्थात ईसा) ने कहा, निःसन्देह 
मैं अल्लाह का भक्त हूँ । उसने मुझे 
पुस्तक प्रदान की है और मुझे नबी 
बनाया है ।3। 

और जहाँ कहीं मैं हूँ मुझे मंगलमय 
बना दिया है और जब तक मैं जीवित 
हूँ मुझे नमाज़ और ज़कात का आदेश 


दिया है ।32। 


और अपनी माता से सद्‌-व्यवहार करने 
वाला (बनाया) । और मुझे निर्दयी और 
कठोर हूदयी नहीं बनाया ।33। 

और सलामती है मुझ पर जिस दिन मुझे 
जन्म दिया गया और जिस दिन मैं मरूँगा 
और जिस दिन मैं जीवित करके उठाया 
जाऊँगा ।34। 

यह है मरियम का पुत्र ईसा । (यही) 
वह सच्ची बात है जिस में वे शंका कर 
रहे हैं ।35। 

अल्लाह की मर्यादा के विपरीत है कि 
वह कोई पुत्र बना ले । पवित्र है वह । 
जब वह किसी बात का निर्णय कर लेता 
है तो वह उसे केवल हो जा' कहता है 
तो वह होने लगती है और हो कर रहती 
है ।36। 

और नि:सन्देह अल्लाह ही मेरा रब्ब 
और तुम्हारा रब्ब है । अतः तुम 
उसकी उपासना करो । यही सीधा 
रास्ता है ।37। 


i पारः 6 


OSI 3 2४ 
FR NM सः | हु bg 


Z 


OES CAS 


RE | दे 
CE 


pe 9] E_ zl x Cabs ४४८ 
ज | &#* ट | >_> > रे 9 
CE Fr ih, 5, ८6 
AS Ls 39 | ९ ७ S29 9 


6 
Hive PSE NYE 
OL 
Spliff 


OE ६४५ 


NOS SS Coo Se 
O09 #-०2 4२४ Cs) 


SOE ८ 
De ४ 95% eS CARPE] 


+ (Al 22 ४ 


240,» 


सूरः 9, मरियम [|| पारः 6 


अतः उनके अन्दर ही से समूहों ने मतभेद ६८५.५; ! ) | १2 9| ४८७ 
किया । फिर जिन्होंने एक बहुत बड़े _,.  _, die ii 
दिन में उपस्थित होने का अस्वीकार *#-५2१|2 ET 
किया, (जिस) के परिणाम स्वरूप उनके 82298 9 ४ 
लिए विनाश (निश्चित) होगा ।38। 

जिस दिन वे हमारे पास आयेंगे, उनका NESE f% sd | 
सुनना और उनका देखना क्या खूब कं 


होगा । परन्तु अत्याचारी लोग तो आज BCs ०० G F350 so 
एक खुली-खुली पथभ्रष्टता में पड़े हुए 
हैं ।39। 


और उन्हें (उस) पछतावे के दिन से डरा Ca Nis 2835 
जब निर्णय पूरा कर दिया जाएगा ।,  , ., इ; के 

०4 3 ५४ oe + 3 CID Sed A 2 | 
वास्तविकता यह है कि वे अज्ञानता मैं हैं ६ ४495 3 89 4) 


और ईमान नहीं लाते ।40। © 5% x 
निःसन्देह हम ही धरती के उत्तराधिकारी ४4] bl ne | 
9 9 UX [ends] >> ~ 
होंगे और उनके भी जो उस पर हैं । और Sone ठ का 
हमारी ओर ही वे लौटाए जाएँगे ।4!। हू © OT 
(रुकू -ई) 


और (इस) पुस्तक के अनुसार इब्राहीम (५5 |" ८:2 '3|८_45 Bis 
का वर्णन भी कर । नि:सन्देह वह एक 
सच्चा नबी था ।42। 77 
जब उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे ५८५ {7 25 ५}. ८4० ५ 5] 
पिता ! आप क्यों उसकी उपासना करते है 
हैं जो सुनता है और न देखता है । और © £4 ४9 72: 09 
आपके किसी काम नहीं आता ।43। 

हे मेरे पिता ! निःसन्देह मेरे पास वह Seis MC Se 
ज्ञान आ चुका है जो आप के पास नहीं ५ sg) 
आया । अतः मेरा अनुसरण करें । मैं REM SION $-८४७८४६ 
सीधे रास्ते की ओर आप का मार्गदर्शन 

करूँगा ।44। 


सूरः 9, मरियम 


हे मेरे पिता ! शैतान की उपासना न 
करें। निःसन्देह शैतान रहमान का 
अवज्ञाकारी है ।45। 

हे मेरे पिता ! मैं अवश्य डरता हूँ कि 
रहमान की ओर से आपको कोई 
अज़ाब पहुँचे फिर आप (उस समय) 
शैतान का मित्र सिद्ध हों | 46। 

उस (अर्थात इब्राहीम के पिता) ने 
कहा, क्या तू मेरे उपास्यो से विमुख हो 
रहा है ? हे इब्राहीम ! यदि तू न रुका 
तो मैं अवश्य तुझे संगसार कर दूँगा । 
तू मुझे लम्बे समय के लिए अकेला 
छोड़ दे ।47। 

उसने कहा, आप पर सलाम । मैं अवश्य 
अपने रब्ब से आप के लिए क्षमायाचना 
करूंगा । निःसन्देह वह मुझ पर बहुत 
कृपालु है ।48। 

और मैं आपको और उनको भी छोड़ कर 
चला जाऊँगा जिन्हें आप लोग अल्लाह 
के सिवा पुकारते हैं । और मैं अपने रब्ब 
से दुआ करूँगा । बिल्कुल संभव है कि मैं 
अपने रब्ब से दुआ करते हुए अभागा न 
रहेँ ।49| 

फिर जब उसने उन्हें छोड़ दिया और 
उनको भी जिनकी वे अल्लाह के सिवा 
उपासना करते थे, हमने उसे इसहाक 
और याकूब प्रदान किए और सबको 
हमने नबी बनाया ।50। 

और हमने उन्हें अपनी कृपा प्रदान की 
और उन्हें एक उच्चकोटि की प्रसिद्धि 
प्रदान की ।5।। (रुकू -६-) 


TESS SEL 
Osta ०: Gas > 


CA EE Les 


FE 

OLGA 
bau 7 < + 5802 >> jE ५ [$ 
32 र dls pe कट? 8, 


Z E ग 

OLS 4 

hd 522 Z 222% ८ 7 A A Raz 

AY 33.8 i ५७०७ १ ०४-०५» 5 

Ie ~ '# | Tz ठ is: ह EE 
fo SS 
L5G 


LD OFS Csr 
Dg Pl SEES 40093: 
ESE NSS 


PO ४८ 3 ८००.) (3 »& ७४३४ 
५ 
र्‌ OSTEO A 


सूरः 9, मरियम 


और (इस) पुस्तक के अनुसार मूसा का 
वर्णन भी कर । निःसन्देह वह शुद्ध 
किया गया था और एक रसूल (और) 
नबी था ।52। 

और हमने उसे तूर के दाहिनी ओर से 
आवाज़ दी और धीमी आवाज़ से 
बात करते हुए उसे अपने समीप कर 
लिया ।53। 

और हमने उसे अपनी कृपा से उसके 
भाई हारून को नबी स्वरूप प्रदान 
किया ।54। 

और (इस) पुस्तक के अनुसार इस्माईल 
का वर्णन भी कर । निःसन्देह वह 
सच्चे वादे वाला और रसूल (और) 
नबी था ।55। 

और वह अपने घर वालों को नमाज़ और 
ज़कात का आदेश दिया करता था । और 
अपने रब्ब के निकट बहुत ही प्रियपात्र 
था ।56। 

और (इस) पुस्तक के अनुसार इद्रीस का 
वर्णन भी कर । निःसन्देह वह बहुत 
सच्चा (और) नबी था ।57। 

और हमने एक उच्च स्थान की ओर 
उसका उत्थान किया था ।58। 

यही वे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने पुरस्कृत 
किया जो आदम की संतान में से नबी 
थे। और उनमें से थे जिन्हें हमने नूह के 
साथ (नौका में) सवार किया । और 
इब्राहीम और इस्राईल की संतान में से 
थे। और उनमें से थे जिन्हें हमने हिदायत 
दी और चुन लिया । जब उन के समक्ष 


८) Crd CET Ei I ER 

/- [Ss s 6 % + 

oY ~) ००१ Lalas 
~ 


<5 है) द « > {57 हि! ~ 
CY |) | १ ` ३० 2 3 ने हु" 


ZZ ली 
Z 42 is 2 

5 G7” 
CS & A w 


BFE ६७53 ERs 
Ld E rr 7 Cae ह LS Fe > ३ ~ 
0४००) el NG sis 
a ik Ts ie E पे 2 ke 5 
SU ७००) OSHS) 


b Ce ~ pT 24 » ० हि भर» >।| ०८ 


3 


सूरः 9, मरियम 


रहमान (अल्लाह) की आयतें पाठ की 
जाती थीं (तो) वे सजदः करते हुए और 
रोते हुए गिर जाते थे ।59। 

फिर उनके बाद ऐसे उत्तराधिकारियों ने 
(उनका) स्थान ले लिया जिन्होंने नमाज़ 
को गवाँ दिया और कामनाओं का 
अनुसरण किया । अतएव वे अवश्य 
पथभ्रष्टता का परिणाम देख लेंगे ।60। 
सिवाए उसके जिसने प्रायश्चित किया 
और ईमान लाया और नेक कर्म किए । 
तो यही लोग ही स्वर्ग में प्रविष्ट होंगे 
और उन पर लेशमात्र भी अत्याचार नहीं 
किया जाएगा ।6।। 

स्थायी स्वर्गो में । जिनका रहमान ने 
अपने भक्तों से अदृश्य से वादा किया है। 
निःसन्देह उसका वादा अवश्य पूरा 
किया जाता है ।62। 

वे उनमें सलाम के सिवा कोई व्यर्थ 
(बात) नहीँ सुनेंगे । और उनके लिए 
उनकी जीविका उनमें सुबह शाम 
उपलब्ध होगी ।63। 

यह वह स्वर्ग है जिसका उत्तराधिकारी 
हम अपने भक्तों में से उसको बनाएँगे 
जो मुत्तक़ी होगा ।64। 

और (फरिश्ते कहते हैं कि) हम तेरे रब्ब 
के आदेश से ही उतरते हैं । उसी का है 
जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे 
है और जो उनके बीच है । और तेरा रब्ब 
भूलने वाला नहीँ ।65। 

(वह) आसमानों और धरती का रब्ब है 
और उसका भी जो उन दोनों के बीच 


|| पारः ।6 
bre 2 20] 
' 6 (६३ $॥४५ 


2X Ce le 2 27 p52 I + + 
5 CONS io) 


WLI) 
OASYS LSS 46 


FE (६ क 5 Us RZ 
9 (०. yl CO) no Y 
७४5८ ~ 55S (६3 ५७ ०2 
GLEE) SN NE 
७ (४8४5 

{fe ४2.» ४ 8 ic ८ 
Gs YES 
G < ~~ ~ EFF i Cid 
50; “55 $ ४०० 5 (०९ 
७ -८8586४ Gs 

Les soe DN 


सूरः 9, मरियम 


है। अत: उसकी उपासना कर । और 
उसकी उपासना पर धैर्य पूर्वक अटल 
रह। क्या तू उसका कोई हमनाम 
जानता है ? ।66। (रुकू -+) 

और मनुष्य कहता है, क्या जब मैं मर 
जाऊँगा तो फिर जीवित करके निकाला 
जाऊँगा ।67। 

तो क्या मनुष्य याद नहीं करता कि हमने 
उसे पहले भी इस अवस्था में पैदा किया 
था कि वह कुछ भी न था ।68। 

अतः तेरे रब्ब की क़सम ! हम उन्हें और 
शैतानों को भी अवश्य इकट्ठा करेंगे । 
फिर हम उन्हें अवश्य नरक के गिर्द इस 
प्रकार उपस्थित करेंगे कि वे घुटनों के 
बल गिरे हुए होंगे ।69। 

तब हम प्रत्येक समुदाय में से उसे खींच 
निकालेंगे जो रहमान के विरुद्ध विद्रोह 
करने में सबसे अधिक तेज़ था ।70। 
फिर हम ही तो हैं जो उन लोगों को 
सबसे अधिक जानते हैं जो उसमें जलने 
के अधिक योग्य हैं ।7।। 

और तुम (अत्याचारियों) में से प्रत्येक 
अवश्य उस में उतरने वाला है । यह तेरे 
रब्ब पर एक निश्चित निर्णय के रूप में 
अनिवार्य है ।72।* 

फिर हम उनको बचा लेंगे जिन्होंने 
तक़वा धारण किया और हम 
अत्याचारियों को उसमें घुटनों के बल 
गिरे हुए छोड़ देंगे ।73। 


) 


पारः ।6 

6 Be कक kr Re ट Cx) bs ~ 27 2X2 (७ 
SMSO SU hols ७ 
£ €. €; Z 


534 रद (८ 5 हि (2६ fA 
Sod a & ENS (sss Os 
६ श्न॑ 

<> EI (| ० >> 
SL ७७5५॥55४८४४ 
७६5४४ 3 

205] 7] ~ Ce हक < i. 
~ dss | 2) 93 


~ 


SEs FT OO +24 
द ष > >? $ ta 


८ 
IRIE BC 
८६०35 ८579» ८४८ *८ 





* इस आयत में इम्‌ मिन्कुम इल्ला वारिदुहा (अर्थात्‌ तुम में से प्रत्येक व्यक्ति उस में उतरने वाला है) 
इस से यह अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अवश्य नरक में प्रविष्ट होगा । पवित्र कुरआन तो+ 


सूरः 9, मरियम 


और जब उन पर हमारी उज्ज्वल आयते 
पढ़ी जाती हैं तो जिन लोगों ने इनकार 
किया वे उन लोगों से जो ईमान लाए 
कहते हैं, दोनों समूहों में से प्रतिष्ठा की 
दृष्टि से कौन उत्तम और मंडली की दृष्टि 
से (कौन) अधिक अच्छा है ? ।74। 
और हमने कितनी ही ऐसी पीढ़ियों को 
उनसे पहले नष्ट कर दिया जो धन- 
दौलत और आङम्बर में (उनसे) उत्तम 
थीं ।75। 

तू कह दे जो पथभ्रष्टता में होता है 
रहमान (अल्लाह) उसे अवश्य कुछ ढील 
देता है । अंततः जब वे उसे देख लेंगे 
जिसकी उन्हे प्रतिश्रुति दी जाती है, चाहे 
वह अज़ाब हो अथवा क़यामत की घड़ी 
(हो) । तो वे अवश्य जान लेंगे कि कौन 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से निकृष्ट और जत्था 
की दृष्टि से सर्वाधिक दुर्बल था ।76। 
और अल्लाह उन्हें हिदायत में बढ़ा देगा 
जो हिदायत पा चुके हैं । और शेष रहने 
वाली नेकियाँ तेरे रब्ब के निकट 
प्रतिफल की दृष्टि से भी उत्तम और 
परिणाम की दृष्टि से भी उत्तम हैं ।77। 
क्या तूने उस पर ध्यान दिया जिसने 
हमारी आयतों का इनकार कर दिया 
और कहा कि अवश्य मुझे धन और 
संतान दी जाएगी ।78। 


|| पारः 6 


GROG SIs 


RT Y ~ 


(४2 (| | +| CRY |= 
९9 RN Cr § ss 


६2) $ 66 | 
2 ils 20.4 ¢ pe (<> 3. 5 
EUFAVSCTU SER gi 


Z 


| 34a) rH al D9 


2 Fa AS | | RN (०7 £ 
~> >> | = | 





«सदाचारी व्यक्तियों के सम्बन्ध में कहता है कि वे तो नरक की हल्की सी आवाज़ भी नहीं सुनेंगे । 
यहाँ नरक से तात्पर्य संसार का नरक है जिसे सदाचारी व्यक्ति अल्लाह के लिए सहन करते हैं । कई 
बार पापियों को भी मृत्यु से पूर्व अत्यन्त पीड़ा जनक यंत्रणा पहुँचती है, वह भी एक प्रकार का नरक 


ही है जो इसी संसार में मिल जाता है । 


सूरः 9, मरियम 


क्या उसने अदृश्य की सूचना पाई है । 
अथवा रहमान की ओर से कोई वचन ले 
लिया है ? ।79। 

सावधान ! हम अवश्य लिख रखेंगे जो 
वह कहता है । और हम उसके लिए 
अज़ाब को बढ़ाते चले जाएँगे ।80। 

और जिसकी वह बातें करता है उसके 
हम उत्तराधिकारी हो जाएँगे । जबकि 
हमारे पास वह अकेला आएगा ।8।। 

और उन्होंने अल्लाह के सिवा और 
उपास्य बना रखे हैं ताकि उनके लिए वे 
सम्मान का कारण बनें ।82। 

सावधान ! वे अवश्य उनकी उपासना 
का इनकार कर देंगे और उनके विरुद्ध हो 
जाएँगे ।83। (रुकू -छु-) 

कया तूने नहीं देखा कि हम शैतानों को 
काफिरों के विरुद्ध भेजते हैं जो उन्हें 
भाँति-भाँति से उकसाते हैं ।84। 

अत: तू उनके विषय में जल्दी न कर । हम 
उनकी पल-पल गणना कर रहे हैं ।85। 
उस दिन जब हम मुत्तक्रियों को रहमान 
की ओर एक (सम्माननीय) शिष्टमण्डल 
के रूप में एकत्रित करके ले जाएँगे ।86। 
और हम अपराधियों को नरक की ओर 
एक घाट पर उतरने वाली जाति के रूप 
में हाँक कर ले जाएँगे ।87। 

वे किसी सिफ़ारिश का अधिकार न रखेंगे 
सिवाए उसके जिसने रहमान की ओर से 
वचन ले रखा हो ।88। 

और वे कहते हैं रहमान ने बेटा बना 
लिया है ।89। 


572 पारः 6 


~ Ce rd 


CN Ce EPCS EE 


> 335) 5 hd 2) ~ | w 2 5 2° i g ~ 
(2924 ६400 55: 054 535 
NR 
७9) | | 
> Td | FR + 
>-62+ २२ EE Se Vs 
० & हब 
५ Ole ds 
CRIN. SEINE el 
4 2६5६ „८ 2 oe 
©5232) i) Cry | 
045 ८६45 | “: ०८ 4०5४४ 


EN 


a 
> 6 2 Sz 


33 OIE of 3 


~ SZ 


ESS YIASENOSISY 


282 20624 EE 


% 


सूरः 9, मरियम [|] पारः 6 





निःसन्देह तुम एक बड़ी अनर्थ बात बना 5} 5 2) 
लाए हो ।90। 


सम्भव है कि आसमान इस कारण फट Fi 8 OE dai NES 
पड़ें और धरती टुकड़े-टुकड़े हो जाए 


y fo gy 25 
और पहाड़ काँपते हुए गिर पढ़ें ।9।। OS OU 32०४३ ०० ३! 
कि उन्होंने रहमान के लिए बेटे का दावा 5 5.20 (| 
किया है ।92। 7 


हालाँकि रहमान की मर्यादानुकूल नहीं 6&१: ६5 diss 
कि वह कोई बेटा अपनाए ।93। (00% 24४ 
नि:सन्देह आसमानों और धरती में ५ $ || ETE 

ज ©| 
जो कोई भी है वह रहमान के समक्ष ° 


एक दास के रूप में अवश्य आने BILE >> Gl 
वाला है ।94। 

निःसन्देह उसने उनका घेराव किया CISA 
हुआ है और उन्हें ख़ूब गिन रखा 

है।95। 

और उनमें से हर एक क़यामत के दिन ® I 35 FE 


उसके समक्ष अकेला आएगा ।96। 


निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाए और ~| £| । ८5 |: ८८ ५ &| 
नेक कर्म किये उनके लिए रहमान प्रेम PCN Ee 
उत्पन्न कर देगा ।97। O33 Ce) io 


अतः अवश्य हमने इसे तेरी भाषा में £7 ८5504 ib HEE 
सुगम कर दिया है ताकि तू मुत्तक्रियों 


को इसके द्वारा शुभ-सामाचार दे । ० ५३ ६ 22-35 
और झगड़ालू लोगों को इसके द्वारा 
सतर्क करे ।98। 


और कितनी ही पीढ़ियाँ हैं जिन्हें हमने “75, ३७ ६58 ६४३ 2&3 
उनसे पहले नष्ट कर दिया । क्‍या तू हल 
उनमें से किसी का आभास पाता है ६5.१% "> ७० + 0) 
उनकी ? f र oe 
अथवा उनकी आहट सुनता है ? । | र 6) 
(रुकू -6-) 


| 
20- सूरः ताहा 


यह मक्की सूरः है और निस्मिल्लाह सहित इसकी ।36 आयते हैं । 

यह सूरः ता हा खण्डाक्षरों से आरम्भ होती है । ये खण्डाक्षर किसी अन्य सूर: 
के आरम्भ में नहीं आये हैं । इनके भावार्थ यह हैं “हे पवित्र रसूल और संपूर्ण मार्ग- 
प्रदर्शक' । 

इससे पहली सूर: में जिन भयानक युद्धों की सूचना दी गई है, अवश्य उन 
सूचनाओं से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल को कष्ट पहुँचा होगा । 
इसलिए अल्लाह तआला ने ज़ोर देकर कहा कि इन के कारण तू किसी प्रकार का दुःख न 
कर । ये उसकी ओर से उतरा है जिस ने धरती और आकाश की सृष्टि की । और वह 
रहमान है जो अर्श पर विराजमान हो गया । 

क्योंकि अल्लाह के रहमान गुण के अन्तर्गत ही समस्त रसूलों का आगमन होता 
है। पिछली सूरः की भाँति इस सूरः में भी रहमानियत ही का विषयवस्तु जारी है । 
इसलिए एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उल्लेख है कि किस प्रकार अल्लाह 
तआला ने रहमानियत के कारण उनको अपना रसूल बनाया । समस्त प्रकार की कृपा जो 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर की गई वह सब की सब रहमानियत के फलस्वरूप थीं। 

इसी सूरः में जादूगरों के सजदा करने और फिर्‌औन की ओर से उनको अत्यन्त 
भयानक दंड दिये जाने की धमकी का भी वर्णन है । परन्तु जिन्होंने रहमान अल्लाह के 
ऐसे चमत्कारों को देख लिया हो वे ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं होते । अतः हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम पर उनका ईमान प्रत्येक प्रकार की धमकियों के बावजूद अटल रहा । 

इसके पश्चात्‌ हज़रत मुहम्मद सल्ल. को संबोधित करके अल्लाह तआला कहता 
है कि तुझ से वे पहाड़ों के बारे में प्रश्न करते हैं । पहाड़ों के बारे में तो हज़रत मुहम्मद 
सल्ल. से कभी प्रश्‍न नहीं किया गया था । हाँ पहाड़ों जैसी बड़ी शक्तियों के सम्बन्ध में 
मुश्रिक पूछते थे कि उनके होते हुए तू कैसे सफल हो सकेगा । एक ओर पहाड़ सदृश्य 
किख्रा (ईरान) का साम्राज्य था तो दूसरी ओर भी पहाड़ समान क़ैसर (रोम) का 
साम्राज्य था । तो इसका यह उत्तर सिखाया गया कि संसार की बड़ी बड़ी अहंकारी जाति 
चाहे वे पहाड़ों की भाँति उँची हों उस समय तक ईमान नहीं लातीं जब तक उनका 
अहंकार तोड़ न दिया जाए । और वे ऐसी मरुभूमि की रेत की भाँति न हो जाएँ जो पूर्ण 
रूप से समतल हो और उसमें कोई ऊँच-नीच दिखाई न दे । जब ऐसा होगा तो फिर वे 
एक ऐसे रसूल का अनुसरण करेंगे जिस में कोई कुटिलता नहीं पाई जाती । 

आयत संख्या 09 में भी रहमान गुण की पुनरावृत्ति की गई है । इसके बाद आने 


|} 


वाली आयत संख्या ।।0 में भी रहमान ही के चमत्कार का वर्णन है, जिसके रोब और 
प्रताप के समक्ष सभी आवाज़ें धीमी पड़ जाएँगी । मानो यदि सब लोग बातें करते भी हों 
तो धीमी आवाज़ से ही करते होंगे । 

इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुनः उल्लेख किया गया है । क्योंकि 
उनकी उत्पत्ति भी रहमानियत के चमत्कार के अन्तर्गत थी । पहली बार उनकी शरीयत 
(धर्म-विधान) के चार मौलिक पक्ष वर्णन किये गये हैं । अर्थात्‌ यह कि जो कोई भी 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को स्वीकार करेगा उसके लिए प्रतिश्रुति है कि वह न भूखा 
रहेगा और न नंगा और न प्यासा रहेगा और न धूप में जलेगा । 

इसके बाद हज़रत मुहम्मद सल्ल. को एक बार फिर धैर्य की शिक्षा दी गई है कि 
शत्रु के कष्ट देने पर धैर्य से काम ले । और सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त से पूर्व भी और 
रात्रि काल में भी तथा दिन के दोनों भागों में भी अपने रब्ब की प्रशंसा के साथ गुणगान 
कर । इस पवित्र आयत में दिन रात की समस्त नमाज़ों का उल्लेख कर दिया गया है । 

इस सूरः के अन्त में वर्णन किया गया है कि कहो, सब प्रतिक्षा कर रहे हैं कि इस 
दुविधा का क्या परिणाम निकलता है, अतः तुम भी प्रतिक्षा करो । तुम पर खूब खोल 
दिया जाएगा कि सन्मार्ग पर चलने वाला कौन है और वह कौन है जो हिदायत पाता है । 

AOA 


सूरः 20, ताहा 











6. 58८ F 2 
थे हे! ग बेड 


अल्लाह के नाम के साथ जो अंनत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
तैय्यिबुन-हादिय्युन : हे पवित्र (रसूल) 
और सम्पूर्ण मार्ग -प्रदर्शक ! ।2। 

हमने तुझ पर कुरआन इस लिए नहीं 
उतारा कि तू दुःख में पड़ जाए ।3। 

परन्तु (यह) उसके लिए केवल उपदेश 
के रूप में है जो डरता है ।4। 

इसका उतारा जाना उसकी ओर से है 
जिसने धरती और ऊँचे आसमानों की 
सृष्टि की ।5। 

रहमान । वह अर्श पर विराजमान 
हुआ।6। 

उसी के लिए है जो आसमानों में है और 
जो धरती में है और जो इन दोनों के बीच 
है और वह भी जो धरती की गहराइयों में 
है ।7। 

और यदि तू ऊँची आवाज़ में बात करे 
तो निःसन्देह वह तो प्रत्येक गुप्त से गुप्त 
(बातों) को भी जानता है ।8। 

अल्लाह, उसके सिवा कोई और 
उपास्य नहीं । समस्त सुन्दर नाम 
उसी के हैं ।9। 

और क्या मूसा का वृत्तांत तुझ तक 
पहुँचा है ।।0। 

जब उसने आग देखी तो अपने घर 
वालों से कहा ज़रा ठहरो, मैंने एक 





{25 2 ZiT 


OBO EET 


26 Re eZ ३ 


OSS 


~ 


Dol ONG 
Ol 
Gyo GsoyilGss 
Ol 7 5% [eT one 7 


eZ की ७-4 


हक 5६ 4 b 72 § 4) sh 
र 5 YY 
७4-5४ 

२ 24 Rs Zz Ss Hr US 7 
[ 6. /»४ 35525 55 


EPS NEES] 


सूरः 20, ताहा 


आग सी देखी है । आशा है कि मैं 
तुम्हारे पास उसमें से कोई अंगारा ले 
आऊँ अथवा उस आग के निकट मुझे 
मार्गदर्शन मिल जाए ।।।। 

अत: जब वह उस तक पहुँचा तो 
आवाज़ दी गई, हे मूसा ! ।।2। 
निःसन्देह मैं तेरा रब्ब हूँ । अतः अपने 
दोनों जुते उतार दे । निःसन्देह तू तुवा 
की पवित्र घाटी में है ।।3।” 

और मैंने तुझे चुन लिया है । अत: उसे 
ध्यानपूर्वक सुन जो वहइ किया जाता 
है ।4| 

निःसन्देह मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा 
और कोई उपास्य नहीं । अतः मेरी 
उपासना कर और मेरे स्मरण के लिए 
नमाज़ को क़ायम कर ।।5। 

निश्चित घड़ी अवश्य आने वाली है । 
संभव है कि मैं उसे छिपाए रखूँ, ताकि 
प्रत्येक जान को उसका प्रतिफल दिया 
जाए जो वह प्रयत्न करती है ।।6। 

अतः कदापि तुझे उस (का आवश्यक 
उपाय करने) से वह रोक न सके जो 
उस पर ईमान नहीं लाता और अपनी 
कामना का अनुसरण करता है अन्यथा 
तू बर्बाद हो जाएगा ।7। 

और हे मूसा ! यह तेरे दाहिने हाथ में 
क्या है ? ।।8। 


88 पारः 6 


~ Lis 55042 > 2-४ bg a re >| 
Msn i Cvs eg Efi] 
+ |] ol Zz 52 Us AGE 

७०) ५१४ G2 Pls] ०४ 

<6 *<एदरह5७<6:6 33 
b 4b ~ « 2 i 

OG sb pill 


OI) EB BFS 


BEE HSI SANE 25| 
CESS PEE 


ji ६5] EES NE 
~ >) 38] Cr | 6) 
® | WU Ee 42 
आन 
BORE Lays 


७५० ४ ESSE 


(9 2 CNT 5 
oo bbe 


~+ 
~ 2 





१ आयत संख्या ।0 से 3 :- हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का सा प्रकाश देख कर जो संभावना 
प्रकट की थी कि औ अजिदु अलन्नारि हुदन्‌ अर्थात्‌ संभव है कि इस आग के निकट से मैं हिदायत 
ले कर आऊँ, वही सच्चा साबित हुआ । क्योंकि वह कोई साधारण आग नहीं थी जिस का अंगारा 


लेकर वह लौटे हों । 


सूरः 20, ताहा 


उसने कहा यह मेरी लाठी है, मैं इस पर 
सहारा लेता हूँ और इसके द्वारा अपनी 
भेड़ बकरियों के लिए पत्ते झाइता हूँ । 
और इसमें मेरे लिए और भी बहुत से 
लाभ हैं ।।9। 

उसने कहा, हे मूसा ! इसे फेंक दे ।20। 


इस पर उसने उसे फेंक दिया तो सहसा 
वह एक हिलता हुआ साँप समान बन 
गया ।2। 

उसने कहा, इसे पकड़ ले और मत डर । 
हम इसे इसकी पूर्व की अवस्था मैं लौटा 
देंगे ।22। 

और तू अपने हाथ को अपने बगल में 
दबा ले, वह बिना रोग के सफेद 
होकर निकलेगा । यह दूसरा चिह्न 
है।23। 

ताकि भविष्य में हम तुझे अपने बड़े-बड़े 
चिह्र में से भी कुछ दिखाएँ ।24। 
फ़िरऔन की ओर जा, निःसन्देह उसने 
उद्दण्डता मचाई है ।25। (रुकू नन) 
उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मेरा सीना मेरे 
लिए खोल दे ।26। 

और मेरा मामला मुझ पर सरल कर 
दे |97| 

और मेरी जीभ की गाँठ खोल दे ।28। 


ताकि वे मेरी बात समझ सकें ।29। 


और मेरे लिए मेरे परिवार में से मेरा 
सहयोगी बना दे ।30। 


|| पारः 6 


~ RU, 77 दें 


alse 
OS > | ~ 3 28 8 कक 


LET 


अल म 255५४ ५ (& | 
ON 
EEE 255 


= [i र 


(७9 > | | 5 %« »:४ (25% 


a 5 4 EE > ६ ge 

७५ /७॥ ७६०८४ 5) 

E LF Gi 90225 6 5 ट्रे 

ठ oh 45)| ७०% 2 eis 5) 
® sir 7; FE 
5)“ 2 ५-2० 

40 2. «उडी 0० तट 

OGG iS 


wi 2 


OB si JENS 


सूरः 20, ताहा 





मेरे भाई हारून को ।3]। 


उसके द्वारा मेरी कमर को मज़बूत 
कर ।32| 

और उसे मेरे कार्य में सहभागी बना 
दे ।33। 

ताकि हम अधिकता से तेरा गुणगान 
करें ।34| 

और तुझे बहुत स्मरण करें ।35। 


निःसन्देह तू हमारी अवस्था पर गहन 
दृष्टि रखने वाला है ।36। 

उसने कहा, हे मूसा ! तेरी मुँह माँगी 
(मनोकामना) पूरी कर दी गई ।37। 
और निःसन्देह हमने एक और बार भी 
तुझ पर उपकार किया था ।38। 

जब हमने तेरी माँ की ओर वह वहइ की 
जैसा कि वहइ की जाती है ।39। 

कि इसे सन्दूक में डाल दे । फिर इसे 
नदी में बहा दे । फिर नदी इसे तट 
पर जा पहुँचाए ताकि मेरा शत्रु और 
इसका शत्रु इसे उठा ले । और मैंने 
तुझ पर अपना प्रेम उंडेल दिया 
ताकि तू मेरी आँख के सामने पले 
बढ़े ।40। 

(कल्पना कर कि) जब तेरी बहिन चल 
रही थी और कहती जा रही थी कि 
क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि कौन है जो इस 
बच्चे का पालन-पोषण कर सकेगा ? 
फिर हमने तुझे तेरी माँ की ओर लौटा 
दिया ताकि उसकी आँख ठंडी हो । 


Z2 
CRNA) 


22 छ] pe 
Ose sD 3s 


w 2435 ~ (5१2 >> «5 oT £2 ~ Zz 
(93 SS JSR, 9 «४ Cie 
ना 
पं 6 5७27 uke ~ Es) 52 ~ 
PEs 


ZB 42 sree 
9 Or Ys IS 


सूरः 20, ताहा 


और वह शोक न करे । इसी प्रकार तूने 
एक जान को वध किया तो हमने तुझे 
शोक से मुक्ति प्रदान की और विभिन्न 
प्रकार की परीक्षाओं में डाला । फिर तू 
मदयन वासियों में कुछ वर्ष रहा । फिर 
हे मूसा ! तू (नबी बनने के लिए) एक 
उचित आयु को पहुँच गया ।4।| 

और मैंने तुझे अपने लिए चुन 
लिया।42।” 

तू और तेरा भाई मेरे चिल्लों को लेकर 
जाओ और मेरे स्मरण करने में सुस्ती न 
दिखाना ।43। 

तुम दोनों फ़िरऔन की ओर जाओ । 
निःसन्देह उसने उद्ण्डता की है ।44। 
अतः उससे नरमी से बात करो । 
संभव है वह शिक्षा पकड़े या डर 
जाए ।45। 

उन दोनों ने कहा, हे हमारे रब्ब ! 
निःसन्देह हम डरते हैं कि वह हम पर 
अत्याचार करे अथवा उद्दण्डता करे ।46। 
उसने कहा कि तुम डरो नहीं । निःसन्देह 
मैं तुम दोनों के साथ हूँ । मैं सुनता हूँ 
और देखता हूँ ।47। 

अतः तुम दोनों उसके पास जाओ और 
उसे कहो कि हम तेरे रब्ब के दो दूत हैं। 
अतः हमारे साथ तू बनी -इख्राईल को भेज 
दे और इनको अज़ाब न दे । निःसन्देह हम 
तेरे रब्ब की ओर से एक बहुत बड़ा चिह्न 
ले कर आए हैं । और जो भी हिदायत का 
अनुसरण करे उस पर सलामती हो ।48। 


| 


पारः 6 


KSEE tc ५2-05 2 i is HEA 
pe! uk) 8 ८.० <<..9 (9-५9 


6) w ~ २० GE 4 ७३ 
LS 9 De ~~ 


ट Gaga 3005 22 #92:0> ००४ 
Ys UHL si 53) 
OPIS 


ई ES 5,4 257224 ie 3 
CRETE INES] 





% देखें अरबी शब्दकोश 'लिसान-उल-अरब' | 


सूरः 20, ताहा 


निःसन्देह हमारी ओर वहइ की गई है 
कि जो झूठ बोलता है और उल्टा फिर 
जाता है उस पर अज़ाब होगा ।49। 
उसने कहा, हे मूसा ! तुम दोनों का रब्ब 
है कौन ? ।50। 

उसने कहा, हमारा रब्ब वह है जिसने 
प्रत्येक वस्तु को उसकी आकृति प्रदान 
की फिर हिदायत के मार्ग पर डाल 
दिया ।5| 

उसने कहा, फिर पहली जातियों की 
क्या दशा हुई ? ।52। 

उसने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी 
मेरे रब्ब के पास एक पुस्तक में है । मेरा 
रब्ब न भटकता है न भूलता है ।53। 
(वह) जिसने तुम्हारे लिए धरती को 
बिछौना बनाया और तुम्हारे लिए उसमें 
कई मार्ग बनाए और उसने आसमान से 
पानी उतारा । फिर हमने उससे विभिन्न 
प्रकार के वनस्पति के कई-एक जोड़े 
उत्पन्न किए ।54। 

खाओ और अपने पशुओं को चराओ । 
इसमें निःसन्देह बुद्धिमान लोगों के लिए 
कई बड़े चिह्न हैं ।55। (रुकू न) 
इसी से हमने तुम्हें पैदा किया है और 
इसी में हम तुम्हें लौटा देंगे और इसी से 
तुम्हें हम दूसरी बार निकालेंगे ।56।* 


; || पारः 6 


UEC SEIS IEU) 


93» ३ DS Ly 
७» 2० ०५० ३-४ ५ 


SL EBs NSS Gi 
be z27Z 


PUSS SEs 255 


र cE 
ios ss ss 





* इस पवित्र आयत में जो यह कहा गया है कि इसी धरती से तुम उत्पन्न किए गए हो और इसी में से 
तुम निकलोगे, इस पर यह आपत्ति की जा सकती है कि आजकल के युग में जो लोग अंतरिक्ष में 
अंतरिक्ष यानों में मर जाते हैं उन पर यह कैसे लागू हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य 
जहाँ भी चला जाए वह धरती की हवा, धरती का भोजन इत्यादि साथ रखता है और कभी भी इससे 


स्वयं को पृथक नहीं कर सकता । 


सूरः 20, ताहा 


और निःसन्देह हमने उसे अपने समस्त 
चिह्न दिखाए । परन्तु उसने झुठला दिया 
और इनकार कर दिया ।57। 

उसने कहा, हे मूसा ! कया तू हमारे पास 
आया है कि हमें हमारे देश से अपने जादू 
के द्वारा बाहर निकाल दे ? ।58। 

अतः हम अवश्य तेरे सामने एक ऐसा ही 
जादू लाएंगे । फिर तू अपने और हमारे बीच 
वादे का दिन और स्थान निश्चित कर 
जिसकी न हम अवमानना करेंगे, न तू । यह 
स्थान (दोनों के लिए) एक समान हो ।59। 
उसने कहा, तुम्हारे लिए निर्धारित दिन 
त्यौहार का दिन है । और ऐसा हो कि 
दिन के कुछ चढ़ने पर लोगों को इकट्ठा 
किया जाए ।60। 

अतः फिर्‌औन मुँह मोड़ कर चला गया । 
फिर उसने अपनी योजना सम्पूर्ण को, 
फिर दोबारा आया ।6। 

मूसा ने उनसे कहा, हाय खेद है तुम 
पर ! अल्लाह पर झूठ न गढ़ो, अन्यथा 
वह तुम्हें अज़ाब देकर नष्ट-भ्रष्ट कर 
देगा । और निःसन्देह वह असफल हो 
जाता है जो झूठ गढ़ता है ।62। 

अतः वे अपने मामले में एक दूसरे से 
झगड़ते रहे और छिप-छिप कर गुप्त 
परामर्श करते रहे ।63। 

उन्होंने कहा, निःसन्देह ये दोनों तो 
केवल जादूगर हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें 
अपने जादू के द्वारा तुम्हारे देश से 
निकाल दें । और तुम्हारे आदर्श रीति- 
रिवाजों को नष्ट कर दें ।64। 


|! पारः 6 


SS EE i 


CS IR Me Bred 
cob gels 
CES Es Aes SESE 


Z 


Novas Niels 
CS 9s GES «| 
FT OEIC 


CE SRAE] 


Z 5% 


आ 


MUR 000.3: ass O95) 


ERD SERS 
ह 
OES SEIS 


को we ded 


| 9 oe ~~ 4 | | =) nC 


ce] 


| 


(9 | का 5:55 xz 52 fe Cg Li ध्र 
OKs SSC ० Ca 3 
~ ° ~ 9 ° कक 


सूरः 20, ताहा 


अतः अपने समस्त उपाय को एकत्रित 
कर लो, फिर पंक्तिबद्ध होकर चले 
आओ । और आज अवश्य वही सफल 
होगा जो श्रेष्ठ होगा ।65। 

उन्होंने कहा, हे मूसा ! क्या तू डालेगा 
अथवा फिर हम पहले (अपना जादू) 
डालें ।66। 

उसने कहा, अच्छा तुम ही डालो । 
अतः सहसा उनके जादू के कारण से 
उस के मन में डाला गया कि उनकी 
रस्सियाँ और उनकी लाठियाँ दौड़ रही 
हैं ।67। 

तो मूसा ने अपने मन में भय का आभास 
किया ।68। 

हमने कहा, डर मत । निःसन्देह तू ही 
विजयी होने वाला है ।69। 

और जो तेरे दाहिने हाथ में है उसे फेंक 
दे। जो कुछ उन्होंने बनाया यह उसे 
निगल जाएगा । उन्होंने जो बनाया है 
वह केवल एक जादूगर का छल है । और 
जादूगर जिस ओर से भी आए सफल नहीं 
हुआ करता ।70। 

अतः सभी जादूगर सजदः की अवस्था 
में गिरा दिए गए । उन्होंने कहा, हम 
हारून और मूसा के रब्ब पर ईमान ले 
आए हैं ।7]। 

उस (फिरऔन) ने कहा क्या तुम मेरी 
अनुमति से पहले उस पर ईमान ले 
आए ? निःसन्देह यह तुम्हारा ही 
मुखिया है जिसने तुम्हें जादू सिखाया 
है। अतः अवश्य में तुम्हारे हाथ और 


|) पारः 6 


Fi) On EE 
PR +> 


Ol ४ (2: STIs 


PN SIEGES Y ES 


Gi L3G 


~ ~ 


* Feta 8 


रु 5 जी (3.४ ४३ 


CASEI iN CE 


AOD 


७9 (५४३३ 0 ०१ ० >> 


[aS aa 
E,, | po ~ sl pag 3 2० ८ 


ARTZ 


EISELE BES 


सूरः 20, ताहा 


तुम्हारे पाँव विपरीत दिशाओं से काट 
दूँगा । और अवश्य तुम्हें खजूर के तनों 
पर सूली चढ़ाऊँगा | और तुम अवश्य 
जान लोगे कि हम में से कौन अज़ाब 
देने में अधिक कठोर और स्थायी रहने 
वाला है ? ॥72। 

उन्होंने कहा, हम उन उज्ज्वल चिह्लों 
के मुक़ाबिल पर तुझे कदापि श्रेष्ठता 
नहीं देंगे जो हम तक पहुँचे हैं । और 
न ही उस पर (श्रेष्ठता देंगे) जिसने 
हमें पैदा किया। अत: कर डाल जो तू 
करने वाला है । तू केवल इस संसार 
के जीवन का निर्णय कर सकता 
है।73। 

निःसन्देह हम अपने रब्ब पर ईमान ले 
आए हैं ताकि वह हमारी त्रुटियों और 
हमारे जादू के काम पर जिन के करने के 
लिए तूने हमें विवश किया था, हमें क्षमा 
कर दे । और अल्लाह श्रेष्ठ और 
सर्वाधिक स्थायी रहने वाला है ।74। 
निःसन्देह वह जो अपने रब्ब के समक्ष 
अपराधी के रूप में आएगा तो निश्चित 
ही उसके लिए नरक है । न वह उसमें 
मरेगा और न जीवित रहेगा ।75। 

और जो मोमिन होते हुए उसके पास इस 
अवस्था में आयेगा कि वह नेक कर्म 
करता हो, तो यही वे लोग हैं जिनके 
लिए अनेक उच्च स्थान हैं ।76। 

(वे) चिरस्थायी स्वर्ग हैं जिनके दामन में 
नहरें बह रही होंगी । वे उनमें सदा रहने 
वाले होंगे । और यह उसका प्रतिफल है 


35% 5 IRE 


bss Sg Es aU) 
EI SPOON 7<-| 


EE CHE 


FS Tr 


& ७ 422०-५४ 


OS Ys (६3 ie Y ayer 


न 


Cob ee SE ४८०४ Hs 
SUN ESE १४ 


Br] : | (६४४ (2 (5 ० 


सूरः 20, ताहा 


जिसने पवित्रता धारण की ।77। 

(रुकू त) 
और निःसन्देह हमने मूसा की ओर वहइ 
की थी कि मेरे भक्तों को रात के समय 
ले चल और उनके लिए समुद्र में ऐसा 
रास्ता पकड़ जो शुष्क हो । न तुझे पकड़े 
जाने का भय होगा और न तू डरेगा ।78। 
फिर फ़िरऔन ने अपनी सेनाओं के साथ 
उनका पीछा किया तो समुद्र में से उस 
चीज़ ने उन्हें ढाँप लिया जिसने उन्हें 
ढाँपना था ।79। 
और फ़िरऔन ने अपनी जाति को पथभ्रष्ट 
कर दिया और हिदायत न दी।80। 
हे बनी-इस्राईल ! निःसन्देह हमने तुम्हें 
तुम्हारे शत्रु से मुक्ति प्रदान की और 
तुम से तूर की दाई ओर एक समझौता 
किया और तुम पर मन्न और सल्वा 
उतारे ।8।। 
जो जीविका हमने तुम्हें प्रदान की है उस 
में से पवित्र चीज़ें खाओ और इस बारे में 
सीमा का उल्लघंन न करो । अन्यथा तुम 
पर मेरा क्रोध उतरेगा । और जिस पर 
मेरा क्रोध उतरा हो तो वह अवश्य 
हलाक हो गया ।82। 
और निःसन्देह मैं उसे बहुत क्षमा करने 
वाला हूँ जो प्रायश्चित करे और ईमान 
लाए और नेक कर्म करे फिर हिदायत पर 
अटल रहे ।83। 
और हे मूसा ! किस बात ने तुझे अपनी 
जाति से शीघ्रता पूर्वक अलग होने पर 
विवश किया ? ।84। 


i 


पारः 6 


& ७३: + als sls (६3 
Loa MSs 
(3 bs २ »० ५५2०० 


| ~ 


IRATE! Le ~~ 
Lt 655 i55Y 


UF er 9 29 O35) et ७ 
Os bs 
CIENTLY SENATE 


> ४ > 2 ] 37 


Css) iS el 5 
FERRE EE 


~ 


OHNE Ss GY 


Fs 5 5 शः RES ~ 5 6 

527 7 > ह कद लय कल 52 # ws 5% 

RE र XS ~ 
७५% <8/9..4& Ale ॥< 

uke 9-4 | 9 EE 2 | 9 
Oil SUS 

७ 4५3० <५ Fi El ४३ 


सूरः 20, ताहा 


उसने कहा, वे मेरे ही पदचिल्लों पर हैं । 
और हे मेरे रब्ब ! मैं इस कारण तेरी ओर 
शीघ्रता पूर्वक चला आया कि तू प्रसन्न 
हो जाए ।85। 

उसने कहा, निःसन्देह तेरी जाति की 
तेरी अनुपस्थिति में हमने परीक्षा ली 
और सामरी ने उन्हें पथभ्रष्ट कर 
दिया ।86। 

तब मूसा अत्यन्त क्रोध और खेद करते 
हुए अपनी जाति की ओर वापस लौटा । 
उसने कहा, हे मेरी जाति ! क्या तुम्हारे 
रब्ब ने तुम से एक बहुत अच्छा वादा 
नहीं किया था । फिर क्या तुम पर वादे 
की अवधि बहुत लम्बी हो गयी अथवा 
तुम यह निश्चय कर चुके थे कि तुम पर 
तुम्हारे रब्ब का क्रोध उतरे ? अतः तुम 
ने मेरे साथ की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन 
किया ।87। 

उन्होंने कहा, हमने तेरे प्रतिज्ञा का 
उल्लंघन अपनी इच्छा से नहीं किया । 
परन्तु हम पर जाति के आभूषणों का 
बोझ लादा गया था तो हमने उसे उतार 
फैंका । फिर इस प्रकार सामरी ने जुगत 
लगाई ।88|” 

फिर वह उनके लिए एक ऐसा बछड़ा 
बना लाया जो एक (निर्जीव) शरीर था 
जिसकी गाय जैसी आवाज़ थी । तब 


|| पारः 6 
Sloe 5४% E06 


di De 
Datta I 3 ESS 
SR 2 EY ०% IESE T 
SEPA] ELE 
T र T ५ 475 bee Z 327 
somes ws 
~ § ८ 57» 4, Ded 

(4८०4 O35 
® 5 24 SE i 5 
Oe % sal »5४ ; 


Cis ies 
RoE 203 8 ५ ४-०५ 
2 [2] ere | | a (६3 १५८% 
OE NMS E38 
IESE 
| I उ (६६ 
psa) alg 





* हजरत मूसा अलै. की जाति अपने साथ जो आभूषण उठाए फिरती थी वह बहुत भारी थे । तो इस 
पर सामरी ने यह लालच दिया कि वह आभूषण मेरे हवाले करो, मैं इनसे तुम्हारे लिए एक बछड़ा 
बना दूँगा जो वास्तव में तुम्हारा उपास्य है । उस जाति ने सामरी को आभूषण देने का हज़रत मूसा 
अलै. के सामने यह बहाना बनाया कि वह हम पर बोझ था जो हमने उतार दिया । 


सूरः 20, ताहा 


उन्होंने कहा, यह है तुम्हारा उपास्य 
और मूसा का भी । वस्तुतः उससे भूल 
हो गई ।89। 

क्या वे देख नहीं रहे थे कि वह 
(बछड़ा) उन्हें किसी बात का उत्तर 
नहीं देता और उनके लिए न किसी 
हानि पहुँचाने का सामर्थ्य रखता है और 
न लाभ का ? ।90। (रुकू -*) 
हालाँकि हारून उनको पहले से कह 
चुका था कि हे मेरी जाति ! तुम इसके 
द्वारा परीक्षा में डाले गए हो और 
निःसन्देह तुम्हारा रब्ब अनंत कृपा करने 
वाला है । अतः तुम मेरा अनुसरण करो 
और मेरी बात मानो ।9]। 

उन्होंने कहा, हम इसके सामने अवश्य 
बैठे रहेंगे, यहाँ तक कि मूसा हमारी ओर 
लौट आए ।92। 

उस (मूसा) ने कहा, हे हारून ! जब 
तूने उन्हें देखा कि वे पथभ्रष्ट हो रहे हैं, 
तो तुझे किस बात ने (उनको पकड़ 
करने से) रोका था ।93। 

कि तू मेरा अनुसरण न करता ? अतः क्या 
तूने मेरे आदेश की अवज्ञा की ? ।94। 
उसने कहा, हे मेरी माँ के पुत्र ! तू मेरी 
दाढ़ी और मेरा सिर न पकड़ । मैं तो इस 
बात से डर गया था कि कहीं तू यह न 
कहे कि तूने बनी इस्राईल के बीच फूट 
डाल दी और मेरे निर्णय की प्रतीक्षा न 
की ।95। 

उसने कहा, हे सामरी ! तेरा क्या 
मामला है ? ।96। 


2 ००३०० * 


i FEE ड fe ह \§ 
USSSA HEISE 


Oss) Fy 


ESI 


~ 2 2४7० 4 x 
~ Ck ००72 + + Es ० S427 
Y >>. Eee 
SS २२ 


AR 
sb ~ 


Fe 


tz 


® > 9 ~ 2 2202 मी ~ oo ६ 
CARS £] 
CLS | = | OS > Y | 


हद] 


४826 be NCE Cd «० 2 
3,3 O35 Ol > ) S52 


उलट 237 


Ee! 5% > 2० ¢ Tz 2 
B55 bell 


सूरः 20, ताहा 


उसने कहा, मैंने वह बात जान ली थी 
जिसे ये नहीं जान सके । तो मैंने रसूल 
के पद्‌-चिह्णां में से कुछ अपना लिया 
फिर उसे त्याग दिया । और मेरे मन ने 
मेरे लिए यही कुछ अच्छा करके 
दिखाया ।97।" 

उसने कहा, चला जा । निश्चित रूप से 
आजीवन तेरा कहना यही होगा कि 
“कदापि न छुओ'' और निःसन्देह तेरे 
लिए एक निर्धारित समय का वादा है 
जिसकी तुझ से वादा-खिलाफ़ी नहीँ की 
जाएगी । और अपने इस उपास्य की ओर 
दृष्टि डाल जिसके समक्ष तू बैठा रहा । 
हम अवश्य उसे भस्म कर देंगे फिर उसे 
समुद्र में भली प्रकार बिखेर देंगे ।98।” 
निःसन्देह तुम्हारा उपास्य केवल अल्लाह 
ही है जिसके सिवा और कोई उपास्य 
नहीं । वह ज्ञान की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु 
को घेरे हुए है ।99। 

इसी प्रकार हम उसकी ख़बरें तेरे 
समक्ष वर्णन करते हैं जो बीत चुका 
और हमने निश्चित रूप से अपनी ओर 
से तुझे अनुस्मारक-ग्रन्थ प्रदान किया 
है ।00। 


i पारः 6 


8 « |3 na 2 Ss U & 


bs Ls > > NE 445 


IFRS NE RSENS EE 


~ 


Cle se MNEs lays 
Cs ils 4s 


५ | > EE >> 4 i LZ 
Geli iyi U2 <A 
fd हज व आरा । LR CRAB od 
6) ५३६७ (2 के Cos 9 


* सामरी ने अपना बहाना यह बनाया कि मैंने नुबुव्वत के बारे में भाप लिया था कि यह चालाकी है 
और इस कारण मैंने इसे एक ओर फेंक दिया और मेरे इस कर्म को मेरे मन ने अच्छा करके दिखाया । 

#९ सामरी के इस अपराध के दंड स्वरूप हज़रत मूसा अलै. ने उसको कहा कि अब तू इस अवस्था में 
जीवित रह कि स्वंय कहा कर कि मुझे कोई न छुए । इससे ज्ञात होता है कि उसको कुष्ठ रोग हो 
गया था और वह लोगों को अपने रोग से बचाने के लिए स्वंय आवाज़ दिया करता था कि मेरे निकट 
न आओ और मुझे हाथ न लगाओ । यह परम्परा यूरोप में पिछली शताब्दी तक प्रचलित रही है कि 
कुष्ठ रोगियों को आदेश होता था कि वे अपने गले में घंटी बाँध कर चलें ताकि सड़क के दूसरी ओर 
भी लोगों को पता चल जाए कि कोई कुष्ठ रोगी गुज़र रहा है । 


सूरः 20, ताहा 


जो भी इससे विमुख हुआ तो क़यामत 
के दिन अवश्य वह एक बड़ा बोझ 
उठाएगा ।।0। 

वे लम्बे समय तक इस (दशा) में रहने 
वाले हैं । और वह उनके लिए क़यामत 
के दिन एक बहुत बुरा बोझ (सिद्ध) 
होगा ।02। 

जिस दिन बिगुल फूंका जाएगा और उस 
दिन हम अपराधियों को इकट्ठा करेंगे 
अर्थात्‌ (अधिकतर) नीली आँखों वालों 
को ॥03।* 

वे परस्पर धीरे-धीरे बातें कर रहे होंगे 
कि तुम केवल दस (दिन तक) 
रहे।।04। 

हम सब से अधिक जानते हैं जो वे 
कहेंगे। जब उनमें सबसे अच्छा मार्ग 


अपनाने वाला कहेगा कि तुम केवल एक ६ 


दिन से अधिक नहीं रहे ।05। 

(रुकू प) 
और वे तुझ से पर्वतों के सम्बन्ध में प्रश्‍न 
करते हैं । तू कह दे कि उन्हें मेरा रब्ब 
ट्कड़े-टुकड़े कर देगा ।06। 
फिर वह उन्हें एक साफ़ चटियल मैदान 
बना छोड़ेगा ।।07। 


i पारः 6 


aE 
55} 
2०% ASC SON 


2 र + र 8 दर र 
Gali) EEF 


ई (५ > -ई SCAND 
(७) 
D0) 


2 rf > 4 ~ FF ॥ eed 
Dd Mie टू 32827 <, >*%# २ | 500 
(9 Ite >) >> () | ~ Oo उ 


E [ee PCr | हक > sb Seite 2 
© bs | >> ७८७] हद | 


es ईंट {4६ lo | 6 RE c 5; 
SCENES 
® 24 65 


y [02222 BD 5 \§ Ls 47% 





४ यहाँ जुर्क़न शब्द से अभिप्राय नीली आँखों वाले लोग हैं | और सम्भवतः ईसाई जातियों का वर्णन है, 


जिनके बहुसंख्यक नीली आँखों वाले हैं | 


#९ वे कयामत के दिन अपने महान सांसारिक प्रभुत्व को इतनी देर और दूर से देख रहे होंगे और परस्पर 
बातें करेंगे कि मानो उनका प्रभुत्व दस से अधिक नहीं रहा । इससे तात्पर्य है दस शतान्दियाँ, अर्थात्‌ 
हज़ार वर्ष से अधिक । ईसाइयत के प्रभुत्व का इतिहास यही बताता है कि उनको हज़ार वर्ष तक 
प्रभुत्व प्राप्त था । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पहली तीन शताब्दियों के बाद 
पश्चिमी ईसाई जातियों का प्रभुत्व लगभग हज़ार वर्ष रहा है और इसके बाद पतन के चिह्न दिखने 


लगे । 


सूरः 20, ताहा 


तू उसमें न कोई टेढ़ापन देखेगा और न 
उतार-चढ़ाव ।08। 

उस दिन वे उस पुकारने वाले का 
अनुसरण करेंगे जिसमें कोई कुटिलता 
नहीं । और रहमान के सम्मान में 
आवाज़ें धीमी हो जाएँगी और तू 
कानाफूसी के अतिरिक्त कुछ न 
सुनेगा ।।09। 

उस दिन, जिसके लिए रहमान अनुमति 
दे और जिसके पक्ष में बात करने को वह 
पसन्द करे उसके सिवा सिफारिश 
(किसी को) लाभ न देगी ।।0| 

जो उन के सामने है और जो उनके पीछे 
है वह जानता है । जबकि वे ज्ञान के बल 
पर उसके अंत को पा नहीं सकते ।।।।। 
और सदा जीवित और स्वयं प्रतिष्ठित 
(अल्लाह) के समक्ष चेहरे झुक जाएँगे। 
और जिसने कोई अत्याचार का बोझ 
उठाया होगा वह असफल होगा ।।2। 
और वह जिसने मोमिन होने की अवस्था 
में नेक कर्म किए होंगे तो वह किसी 
अत्याचार अथवा अधिकार हनन का भय 
नहीं करेगा ।।।3। 

और इसी प्रकार हमने उसे सरल और शुद्ध 
भाषा संपन्न कुरआन के रूप में उतारा है। 
और उसमें प्रत्येक प्रकार की चेतावनी 
वर्णन की हैं ताकि हो सके तो वे तक़वा 
धारण करें या वह उनके लिए कोई 
शिक्षाप्रद चिह्न प्रकट कर दे ।।।4। 


463i 


SAFE 


4 € Y us | hl | CT) | A 92 


५३३ Le = ०-० ००५] RS 9 


OLS > ®] Es 
६६74२ 
७३४५४ ५०:४3 ० 
i Co x) 
OG > २ ०१:२० 
Shi 
OD | ipo 


FT PR हज Rg 020 | मिल sg 5 “४ 
O29 39 (९१ Oe _ 2१5 


Lae RE Es 8 JG 
OASYS i ) 


« अत्युञ्च Us 547 ४.० हद | छह Aw hx 
अतः अल्लाह, सच्चा सम्राट, अत्युच्च x Ys ८ <| || a 


मर्यादा सम्पन्न है । अतः कुरआन (के 


सूरः 20, ताहा 


पढ़ने) में जल्दबाज़ी न किया कर इससे 
पूर्व कि उसकी वहइ तुझ पर पूर्ण कर दी 
जाए । और यह कहा कर कि हे मेरे 
रब्ब ! मुझे ज्ञान में बढ़ा दे ।।।5। 

और निःसन्देह हमने इससे पूर्व आदम से 
भी वचन लिया था फिर वह भूल गया 


और (उसे भंग करने का) उसका कोई प 


इरादा हमने नहीं पाया ।।।6। 

(रुकू | ) 
और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि 
आदम के लिए सजद: करो तो इब्लीस के 
सिवा सबने सजदः किया । उसने 
इनकार कर दिया ।।।7। 
अतः हमने कहा, हे आदम ! निःसन्देह 
यह तेरा और तेरी पत्नी का शत्रु है । 
अतः यह कदाचित तुम दोनों को स्वर्ग से 
निकाल न दे, अन्यथा तू अभागा हो 
जाएगा ।!।8। 
तेरे लिए निश्चित है कि न तू इसमें भूखा 
रहे और न नंगा ।।।9। 
और यह (भी) कि न तू इसमें प्यासा रहे 
और न धूप में जले ।20। 
अतः शैतान ने उसे भ्रम में डाल दिया । 
कहा, हे आदम ! क्या मैं तुझे एक ऐसे 
वृक्ष की जानकारी दूँ जो अमरत्व पाने 
का वृक्ष है । और एक ऐसे राज्य की जो 
कभी जीर्ण नहीं होगा ।।27। 
अतः दोनों ने उसमें से कुछ खाया 
और उनकी नग्नता उनपर प्रकट हो 
गयी । और वे स्वर्ग के पत्तों से अपने 
आप को ढापने लगे । और आदम ने 


ioe 05556; 
पर 


CIE 


~ 


fa 
|] 


P53 RNA el 5] 9 


£ ~ 


पु 


Ol Ys 


० कक 2 ds अं zl ts 2224 
<0 SIE | 550 ८४४ 


OAS 
OS ० ४३ (६8 CY | (७ 


Oe Ys Ys 


Os SS LOSOAN 329 
CUTER ESE 


७3:2४ 
bso ced SN 


४ “| टू ~ रे | «7 2 (5५३० 52 ! 2० 
a) र, 9 Cake I 2 
RS 58 १ न ५ श्र 05 / 2% पड 


सूरः 20, ताहा 


अपने रब्ब की अवज्ञा की और मार्ग से 
भटक गया |॥22। 

फिर उसके रब्ब ने उसे चुन लिया और 
प्रायश्चित स्वीकार करते हुए उस पर 
झुका और उसे हिदायत दी ।23। 

उसने कहा, तुम दोनों सब साथियों के 
समेत इसमें से निकल जाओ इस अवस्था 
में कि तुम में से कुछ, कुछ के शत्रु हो 
चुके हैं | अतः निश्चित है कि जब भी 
मेरी ओर से तुम तक हिदायत आए तो 
जो मेरी हिदायत का अनुसरण करेगा तो 
न वह पथभ्रष्ट होगा और न अभागा 
रहेगा ।।24| 

और जो मेरी याद से विमुख होगा 
निःसन्देह उसके लिए अभावपूर्ण जीवन 
होगा और हम उसे क़यामत के दिन 
दृष्टिहीन बनाकर उठाएँगे ।।25। 

वह कहेगा, हे मेरे रब्ब ! तूने मुझे 
दृष्टिहीन क्यों उठाया है ? जबकि मैं 
दृष्टिवान हुआ करता था ।26। 

उसने कहा, इसी प्रकार (होगा) । तेरे 
पास हमारी आयतें आती रहीं फिर भी 
तू उन्हें भुलाता रहा । अतः आज के 
दिन तू भी इसी प्रकार भुला दिया 
जाएगा ।।27। 

और इसी प्रकार हम उसे बदला देते हैं 
जिसने अपव्यय से काम लिया और 
वह अपने रब्ब की आयतों पर ईमान 
नहीं लाया और परलोक का अज़ाब 
अधिक कठोर और देर तक रहने वाला 
है ।28| 


® 
१ 6 

हु 
हे 
हे 
दे 

\ 


2) Zz fj 27 र 5% 6I7 CS x 
(9 ६ Ao) £9 ०१८०० _9 है 


6 E27 ० 5६ ० ८४ है! नि ६ 
CE | De) >) 5) E 


ट i 5 ६ CII } RR IE 


7 
OS FAIS 


od ~ ~ | ~ 
5 ह a ~ ~e” 2327 2 e227 < 6 ~ 
(05 १२-०० १०७५ yo) OSS 


rE EU (, 
NINOS 23 


CAE 


सूरः 20, ताहा 


अतः क्या यह बात उनकी हिदायत का 
कारण नहीं बनी कि उनसे पहले कितने 
ही युगों के लोगों को हमने तबाह कर 
दिया जिनके आवास स्थल में वे चलते 
फिरते हैं । निःसन्देह इसमें बुद्धिमान 
लोगों के लिए चिह्न हैं ।29। 

(रुकू उह) 
और यदि तेरे रब्ब की ओर से एक बात 
और एक निर्धारित अवधि तय न हो 
चुकी होती तो वह एक चिमटे रहने 
वाला (अज़ाब) बन जाता ।।30। 
अतः जो वे कहते हैं उस पर धैर्य धर । 
और सूर्य निकलने से पूर्व और उसके 
अस्त होने से पूर्व अपने रब्ब की प्रशंसा 
के साथ गुणगान कर । इसी प्रकार रात्रि 
की घड़ियों में और दिन के किनारों में भी 
गुणगान कर ताकि तुझे सन्तुष्टि प्राप्त 
हो जाए ।।3]| 
और अपनी आँखें उस अस्थायी धन- 
सम्पत्ति की ओर न फैला जो हमने उनमें 
से कुछ समूहों को सांसारिक जीवन की 
शोभा स्वरूप प्रदान की है ताकि हम 
उसमें उनकी परीक्षा करें । और तेरे रब्ब 
की (ओर से प्राप्त) जीविका उत्तम और 
अधिक देर तक रहने वाली है ।।32। 
और अपने घर वालों को नमाज़ की 
ताकीद करता रह और इस पर सदा 
अडिग रह । हम तुझ से किसी प्रकार की 
जीविका की माँग नहीं करते । हम ही 
तो तुझे जीविका प्रदान करते हैं । और 
सुखद अंत तक़वा ही का होता है ।।33। 


i] पारः 6 
24 2६50९ ७।:६ १७.४ 2758 
GS esd 5८4 558 
् GNI 


SESS 52.2 A BS Ys 
Oo EO 


~ अर 2 


Et DA 9 OE & BC E 
iid mie gs 


ENG |> | ०5०५५ 
© ८2 Sie 


७2६८ । Se ot पु 6 «4५६ ६] 
हि Re कः 2) a Cees 
4 2 ~ 

Cu Fs 5) oe ls) | 


ग ~ द =) Pir 


i B55) AS 


~ १८ id 


a 


CEE 

be SE 2 PE 2 CI 525 
ई § gs CS ७), < Y 
OG LFS 


सूरः 20, ताहा 


और वे कहते हैं कि वह अपने रब्ब 
की ओर से हमारे पास क्यों कोई एक 
चिह्न भी नहीं लाता । क्या उनके 
पास वह खुला-खुला उज्ज्वल प्रमाण 
नहीं आया जो पहले धर्मग्रन्थों में 
वर्णित है ? ॥34। 

और यदि हम उन्हें इससे पूर्व किसी 
अज़ाब से तबाह कर देते तो वे अवश्य 
कहते, हे हमारे रब्ब ! क्यों न तूने 
हमारी ओर रसूल भेजा, इससे पूर्व कि 
हम लांच्छित और अपमानित होते, तेरी 
आयतों का अनुसरण करते ।।35। 

तू कह दे कि हर एक प्रतीक्षा में है अतः 
तुम भी प्रतीक्षा करो । फिर तुम अवश्य 
जान लोगे कि कौन सन्मार्ग को पाने 
वाले हैं । और वह कौन है, जिसने 
हिदायत पाई ।36। (रुकू -# ) 


Vole Eo 


₹[R0> 


Se USS 


~ 


aX 42 47 2x2 


CNS > 


~~ 
| CID Fri DHE] 


~) ७ > NA 


PE URIS 


E 2 ~ 7 ww 5 
0 (oA १3९५9 


Eh 


2- सूरः अल-अम्बिया 


यह मक्की सूरः है और इसके अवतरण का समय नुबुव्वत का चौथा अथवा पाँचवां 
वर्ष है । बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।।3 आयतें हैं । 

पिछली सूरः के अन्त पर जिस हिसाब का उल्लेख था कि लोग उत्तरदायी होंगे 
और तुझ पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि तू ही हिदायत पर स्थित है, इस सूरः के 
आरम्भ में वर्णन किया गया कि वह हिसाब की घड़ी आ पहुँची है । परन्तु अधिकतर लोग 
इस बात से लापरवाह हैं । 

फिर इस सूरः में कहा गया कि तुझ से पूर्व भी हम ने पुरुषों ही में से रसूल बनाकर 
भेजे थे । और उन्हें ऐसे शरीर प्रदान नहीं किये गये जो बिना खाये पिये जीवित रह सकें । 
यहाँ प्रासांगिक रूप से हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ईश्वरत्व का भी खण्डन किया 
गया है, क्योंकि वह तो जीवन भर खाते पीते रहे । 

इसके तुरन्त बाद यह वर्णन किया गया कि ना समझ लोगों ने धरती में से ही 
उपास्य गढ़ लिए हैं । फिर एक महत्वपूर्ण तर्क इस बात पर यह दिया है कि दो अल्लाह 
हो ही नहीं सकते । यदि ऐसा होता तो धरती और आकाश में फसाद फैल जाता और 
प्रत्येक अल्लाह अपनी सृष्टि को लेकर अलग हो जाता । और ब्रह्माण्ड में ऐसा बिगाड़ 
और फसाद पैदा होता कि फिर कभी दूर न हो सकता । हालाँकि ब्रह्माण्ड में जिधर भी 
दृष्टि डालो उसमें द्वित्वभाव का कोई नामो-निशान तक नहीं मिलता । इसी लिए कहा 
कि हमने इस से पूर्व भी जितने रसूल भेजे उनकी ओर भी वहइ करते रहे कि एक अल्लाह 
के सिवा और कोई उपास्य नहीं । 

आयत संख्या 27 में उन के झूठे दावा का वर्णन है कि अल्लाह तआला ने एक बेटा 
बना लिया है । परन्तु जब भी एक बेटे को काल्पनिक उपास्य बनाया जाए तो फिर वह 
एक काल्पनिक उपास्य नहीं रहता बल्कि इस कल्पना में और भी उपास्य शामिल कर 
दिए जाते हैं । अतएव तुरन्त बाद कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भाँति अल्लाह 
तआला के और भी अनेक पवित्र भक्त हैं जिनको अल्लाह का साझीदार ठहराया गया । 

इसके तुरन्त बाद एक ऐसी आयत है जो ब्रह्माण्ड के रहस्यों से ऐसा पर्दा उठाती है 
जो उस समय के मनुष्य की कल्पना में भी नहीं आ सकता था । कहा, यह सारा ब्रह्माण्ड 
मज़बूती से बंद किए हए एक ऐसे गेंद के रूप में था जिसमें से कोई वस्तु बाहर निकल 
नहीं सकती थी । फिर हमने उसको फाड़ा और अचानक सारा ब्रह्माण्ड उसमें से फूट 
पड़ा। और फिर पानी के द्वारा प्रत्येक जीवित वस्तु को उत्पन्न किया । पानी के तुरन्त 
बाद पहाड़ के साथ उस पानी के उतरने की प्रक्रिया का वर्णन कर दिया गया। फिर यह 


El 


उल्लेख किया कि किस प्रकार से आकाश, धरती और उसके निवासियों की सुरक्षा करता 
है । फिर धरती और आकाश तथा समस्त ग्रह नक्षत्रों के स्थायी परिक्रमण का वर्णन 
किया । और जिस प्रकार धरती और आकाश स्थायी नहीं हैं इसी प्रकार यह भी ध्यान 
दिलाया कि मनुष्य भी स्थायी रहने वाला नहीं है और कहा, हे रसूल ! तुझ से पहले 
जितने लोग जीवित थे उनमें से किसी को भी स्थायित्व प्रदान नहीं किया गया । 

फिर इसके बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूर्व के समस्त 
नबियों का उल्लेख है कि किस प्रकार अल्लाह तआला ने उनको अपनी 'रहमानियत' का 
लाभ पहुँचाया । और यह अटल विषय वर्णन कर दिया कि जब किसी बस्ती के 
निवासियों को एक बार तबाह कर दिया जाये तो वे दोबारा कभी उसकी ओर लौटकर 
नहीं आएँगे । यहाँ तक कि या'जूज मा'जूज के समय में भी जब वैज्ञानिक मुर्दो को 
जीवित करने का दावा करेंगे, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हो सकेगा । 

इस सूरः में आगे चल कर धरती और आकाश को ध्वंस कर देने का वर्णन है । और 
साथ ही यह भी कहा गया कि यह सदा के लिए नहीं, बल्कि यह ब्रह्माण्ड जो एक बार 
अस्तित्व विहीन हो जाएगा, इसके स्थान पर नये ब्रह्माण्ड का निर्माण किया जाएगा । 
इस प्रकिया की पुनरावृत्ति करते रहने पर अल्लाह तआला समर्थ है । 

इस सूरः के अन्तिम रुकू में हज़रत मुहम्मद सल्ल. को समस्त संसार के के लिए 
रहमान अल्लाह का द्योतक घोषित करते हुए कहा कि तुझे भी हम ने समस्त संसार के 
लिए कृपा स्वरूप बनाकर भेजा है । 

इस सूरः को अन्तिम आयत में हज़रत मुहम्मद सल्ल. अपने रब्ब के समक्ष यह 
विनती करते हैं कि तू मेरे और मेरे झुठलाने वालों के बीच सत्य के साथ निर्णय कर । 
क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्ल. रहमान अल्लाह के प्रतिनिधि हैं । इसलिए समस्त जगत 
को सतर्क कर रहे हैं कि रहमान अल्लाह अपने इस भकत को अकेला नहीं छोड़ेगा जो 
समस्त संसार के लिए उसकी रहमानियत का द्योतक है । 

इस सूरः के बाद सूरः अल्‌-हज्ज आती है जो इस बात का ठोस प्रमाण है कि 
समस्त जगत के मनुष्यों के लिए हज़रत मुहम्मद सल्ल. कृपा स्वरूप प्रकट हए हैं । और 
बैतुल्लाह (खाना का बा) वह एक मात्र स्थान है जहाँ हज्ज करने के लिए समस्त जगत 
के मनुष्य उपस्थित होते हैं । 


१8202 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 





DES , २० १०) BE 











$ 


xR / xR xR 2 Ra xR 2 Ra 6 "३ 5 का का ्ः OS US US का OY 53 9 YS 0 Rd 
अब बह जे बह जड़ A A बह A A NN A NN A A NR A A 3६ 


अल्लाह के नाम के साथ जो अंनत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।। | 

लोगों के लिए उनके हिसाब (का समय) 
निकट आ चुका है । और वे इस के 
बावजूद असावधानता पूर्वक मुँह फेरे हुए 
हैं ।2| 

उनके पास जब भी कोई नया अनुस्मरण 
उनके रब्ब की ओर से आता, वे उसे इस 
प्रकार सुनते है कि मानो वे खिल्ली उड़ा 
रहे हों ।3। 

इस अवस्था में कि उनके दिल बेख़बर 
होते हैं । और जिन लोगों ने अत्याचार 
किया उन्होंने अपने गुप्त परामर्शो को 
छिपा रखा है । क्या यह तुम जैसे मनुष्य 
के सिवा भी कुछ है ? अतः क्या तुम 
जादू की ओर बढ़े जाते हो, हालाँकि तुम 
देख रहे हो ? ।4। 

उसने कहा, मेरा रब्ब प्रत्येक बात को 
जो आसमान में है और धरती में है खूब 
जानता है । और वह बहुत सुनने वाला 
(और) स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।5। 
इसके विपरीत उन्होंने कहा कि ये 
निरर्थक स्वप्न हैं बल्कि उसने यह भी झूठ 
से गढ़ा है । वास्तव में यह तो केवल एक 
कवि है । अत: चाहिए कि यह हमारे पास 
कोई बड़ा चिह्न लाए जिस प्रकार पहले 
पैगम्बर भेजे गए थे ।6। 


Om LD Ms 


A 


९ 3 «5 5०७0०. ४४४) SS | 


Pr! a 22 


9 C9252 


2 ~ के > 
४ “2070 5 0७४७ ०७ + > ५४ 5 eS 
uy 
DIS G ८४ 32: rest 


@) Ld joe ~ 532 S| 


~~ 90 9A 


b 2RR 


ss SS 
5 ४) |» ७ 9०.० ४ 
SS MN SE Ss 


DA De 


Tz 8 5s FE 5५7 T% 
OAKES 55 UPN 


LI ANSE HESS 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


उनसे पहले कोई बस्ती जिसे हमने 
तबाह कर दिया हो ईमान नहीं लाई थी। 
तो फिर क्या ये ईमान ले आएँगे ? ।7। 
और तुझ से पहले हमने केवल पुरुषों 
को ही (नबी बनाकर) भेजा जिनकी 
ओर हम वहइ करते थे । अतः 
(पूर्ववर्ती) पुस्तक वालों से पूछ लो, 
यदि तुम नहीं जानते ।8। 

और हमने उन्हें ऐसा शरीरधारी नहीं 
बनाया था कि वे भोजन न करते हों और 
वे सदा रहने वाले नहीं थे ।9।* 

फिर हमने उनसे किया हुआ वादा सच्चा 
कर दिखाया । अतः हमने उनको और 
उसे जिसे हमने चाहा मुक्ति प्रदान की । 
और सीमा उल्लंघन करने वालों को 
तबाह कर दिया ।।0। 

निःसन्देह हमने तुम्हारी ओर वह 
पुस्तक उतारी है जिसमें तुम्हारे लिए 
उपदेश है। अतः क्या तुम बुद्धि से काम 
नहीँ लेते ? ॥॥। (रुकून-) 

और कितनी ही बस्तियों को हमने 
तबाह कर दिया जो अत्याचार करने 
वाली थीं । और उनके पश्चात हमने 
दूसरे लोगों को पैदा कर दिया ।2। 

अत: जब उन्होंने हमारे अज़ाब को 
भाँप लिया तो सहसा वे उससे भागने 
लगे।3। 

भागो मत और उस स्थान की ओर 
वापस जाओ जहाँ तुम्हें सुख-समृद्धि 


Eh 


पारः 7 


CES ५ 
095% 25 

Ui NE 

ASO) SN SS oe) 


() 6 pees xT 5% y 


Z 77 ess | ~” Gs 
ORIN SEL 


WE 


EB. FF | जी RR” ~ 
८ 


(^ née ७ Ic | oo >> 
OO AN ESTs FS 


OE sss LETS 


Us Sl leds Jol Lol 
FSU IGS SY 





* इस आयत सेज्ञात होता है कि कोई भी नबी संसार में ऐसा नहीं आया जो भोजन किये बिना जीवित 
रहता था । अतः किसी नबी को जो भोजन करता रहा हो असाधारण रूप से दीर्घायु प्राप्त नहीं हुई। 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


प्रदान की गई थी और अपने घरौंदों 
की ओर (लौटो) ताकि तुमसे पूछा 
जाए ॥4। 

उन्होंने कहा हाय खेद हम पर ! हम 
निश्चित रूप से अत्याचार करने वाले 
थे ॥5। 

अतः यही उनकी पुकार रही । यहाँ तक 
कि हमने उन्हें कटी हुई उजाड़ खेतियों 
की भाँति बना दिया ।6। 

और हमने आकाश और धरती को और 
जो कुछ इनके बीच है खेल-तमाशा 
करते हुए पैदा नहीं किया ।।7। 

यदि हम चाहते कि कोई मनोविनोद 
करें, यदि हम (ऐसा) करने वाले होते, 
तो हम उसे स्वयं अपना लेते ।।8। 
बल्कि हम सत्य को मिथ्या पर पटकते हैं 
तो वह उसे कुचल डालता है । और 
सहसा वह मिट जाता है । और जो तुम 
बातें बनाते हो उसके कारण तुम्हारा 
सर्वनाश हो ।।9। 

और उसी का है जो आसमानों और धरती 
में है । और जो उसके निकट रहते हैं वे 
उसकी उपासना करने में अहंकार से काम 
नहीं लेते और न कभी थकते हैं ।20। 

वह रात और दिन स्तुति करते हैं (और) 
कोई सुस्ती नहीं करते ।2। 

क्या उन्होंने धरती में से ऐसे उपास्य बना 
लिए हैं जो पैदा (भी) करते हैं ? ।22। 


यदि इन दोनों (आकाश और धरती) में 
अल्लाह के सिवा कोई और उपास्य होते 


Sie ।2 2 FIRESRITE 5 
७०८ > Bo 3०-४०.) |) के 


७9 ८)३०-०+६।-५ >>. 

६&४४८३ ७ Ns EGS 
कि Esl 
OSES SG 502 

4528 CN eis 
(५५ HI Lies 3b 
Oi 


CS U2) Ys Dso) IG 43 
SCE (# ०३ pV LS 
CO 9 ers Ys 


OOF I | 


| Z TI RS WAIR 


CS | « 24 ५2 4) 3% रा 
BS ND SPINS oS Si 
© 6375 


EY gl Lgsots 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


[| पारः 7 





तो दोनों तबाह हो जाते । अतः जो वे 
वर्णन करते हैं उससे पवित्र है अल्लाह 
(जो) अर्श का रब्ब (है) ।23। 

जो वह करता है उसपर वह पूछा नहीं 
जाता जबकि वे पूछे जाएँगे ।24। 

क्या उन्होंने उसके सिवा और उपास्य 
बना रखे हैं ? तू कह दे कि अपना 
स्पष्ट प्रमाण लाओ । यह अनुस्मरण 
उनका है जो मेरे साथ हैं और उनका 
(भी) अनुस्मरण है जो मुझ से पहले थे। 
परन्तु उनमें से अधिकतर लोग सत्य का 
ज्ञान नहीं रखते और वे विमुख होने 
वाले हैं ।25। 

और हमने तुझ से पहले जो भी रसूल 
भेजा है, हम उसकी ओर वहइ करते 
थे कि निःसन्देह मेरे सिवा कोई 
उपास्य नहीं । अतः मेरी ही उपासना 
करो ।26। 

और उन्होंने कहा कि रहमान (अल्लाह) 
ने बेटा अपना लिया है । पवित्र है वह । 
वे सम्माननीय भक्त हैं ।27। 

वे उसकी बातों से आगे नहीं बढ़ते 
और वे उसी की आज्ञा के अनुसार 
कार्य करते हैं ।28। 

वह जानता है जो उनके सामने है और 
जो उनके पीछे है । और वे केवल उसी 
की सिफारिश करते हैं जिससे वह 
प्रसन्त हो और वे उसके प्रताप से डरते 
रहते हैं ।29| 

और उनमें से जो कहे कि मैं उसके 
सिवा उपास्य हूँ तो वही है जिसे हम 


| 22 


OY ३४५०2 


OOS «७3 «८ «८ 3४ 

US FETE 
men कर 
LIE JARS Ck 5% ०2 ~ 
Os IBS ३७३३४ 


®) Z 2% 24 22% 492 
Yo 9) 2 = >) | 
(9 ) 27 »&+ 


~~ 


NISSN SES 
€) 5% 4 Ee A 


Yossie Gs Nise 


0५०५-४० tS 
7 | oe 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


[| 


पारः 7 





नरक का प्रतिफल देंगे । इसी प्रकार 
हम अत्याचारियों को प्रतिफल दिया 
करते हैं ।30। (रुकू -#) 

क्या उन्होंने देखा नहीं जिन्होंने इनकार 
किया कि आसमान और धरती दोनों 
दृढ़ता पूर्वक बन्द थे । फिर हमने 
उनको फाड़ कर अलग कर दिया और 
हमने पानी से प्रत्येक सजीव वस्तु 
उत्पन्न की । तो क्या वे ईमान नहीं 
लाएँगे ? ।3।। 

और हमने धरती में पर्वत बनाए ताकि वे 
उनके लिए आहार उपलब्ध करें । और 
हमने उसमें खुले मार्ग बनाए ताकि वे 
हिदायत प्राप्त करें ।32। 


और हमने आकाश को सुरक्षित छत के 
रूप में बनाया और वे उसके चिल्लों से 
मुंह फेरे हुए हैं ।33। 

और वही है जिसने रात और दिन को 
और सूर्य और चन्द्रमा को पैदा किया। 
सब (अपने-अपने) कक्ष में गतिशील 
हैं ।34। 

और हमने किसी मनुष्य को तुझ से 
पहले अमरत्व प्रदान नहीं किया । अतः 
यदि तू मर जाए तो क्या वे सदैव रहने 
वाले होंगे ? ।35* 

प्रत्येक जान मृत्यु का स्वाद चखने 
वाली है । और हम बुराई और भलाई 


Fe 
~ Ur 


SSMS iE 4०८०७ 
| | 
ह Oey 
oN IS Ca 
Cs CESSES 
CFCS 
05% % 
CHRO SENET 
COE se 
Mi EE 
0675 (६:६८ 
fe FECT RE ES 
CISION SSE 


32 


9 3 


wi 72 १६ < > ५ Dr [a oz 7 
Z > 4 Ee SE ७ 2 I 
00 Esl 


£ 


~ 


b कक Bd 7 = 2 
9०) 2) 2 = 





* हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सम्बोधित करके कहा गया है कि तुझ से पहले 
किसी को भी हमने असाधारण रूप से लम्बी आयु प्रदान नहीं की । यह कैसे हो सकता है कि तू मृत्यु 
को प्राप्त हो जाए जबकि दूसरे असाधारण रूप से लम्बी आयु पायें ? इस आयत से हज़रत ईसा अलै. 


की मृत्यु भी स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है । 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


के द्वारा तुम्हारी कठोर परीक्षा लेंगे । 
और हमारी ओर (ही) तुम लौटाए 
जाओगे ।36| 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया, जब 
भी तुझे देखते हैं तो तुझे केवल (यह 
कहते हुए) उपहास का पात्र बनाते हैं 
कि क्या यही वह व्यक्ति है जो तुम्हारे 
उपास्यों के बारे में बातें करता है ? और 
ये वही लोग हैं जो रहमान के स्मरण का 
इनकार करते हैं ।37। 

मनुष्य को उतावलापन प्रवृत्ति-युक्त 
पैदा किया गया है । मैं अवश्य तुम्हें 
अपने चिह्न दिखाऊँगा । अतः मुझ से 
जल्दी करने की माँग न करो ।38। 

और वे कहते हैं कि यदि तुम सच्चे हो 
तो यह वादा कब पूरा होगा ? ।39। 


काश ! वे लोग जो काफिर हुए ज्ञान 
रखते (कि उनका कुछ बस न चलेगा) 
जब वे अग्नि को न अपने चेहरों से रोक 
सकेंगे और न अपनी पीठों से । और न 
ही उन्हें सहायता दी जायेगी ।40। 
बल्कि वह (घड़ी) उन तक सहसा 
आएगी और उन्हें हतप्रभ कर देगी । और 
वे उसे (अपने से) परे हटा देने का 
सामर्थ्य नहीं रखेंगे और न ही वे ढील 
दिए जाएँगे ।4]। 

और तुझ से पहले रसूलों से भी उपहास 
किया गया । अतः जिन्होंने उन 
(रसूलों) से उपहास किया उन्हें उन्हीं 
बातों ने घेर लिया जिनके द्वारा वे 


[| ! पारः ।7 


+ a oe ~ 5 RA 

453 ५२५ 9 ble 2S le 

SDR रद est ~ 

COs 

GE > 5 iy है =) Dik ~ 

9 it ७ |3.०५८)२ i] | 3| 9 
4 | -5 


( BR 8 > i kc CS] 5 
LSS GIN 3s) 


Z 5 35 | 2 > कु न 5 
७033४ DYESS 


Sy JEONG 
os 


FO 974, $4८९:7%5 


72 | 
Ce 


Ce LR हा FT 5 है दल | 
OG Yel OH ols 
~ हुए ZZ Ei > a > ड 
LF YI 2७० १ _ 
७65 222 BY) Kb 
OBIE -६20 
७85४2 Ys ७5५ 


20: 60-०३ 5:#&2085 
० E (६ > रे ES ~ 72 Et & Ee रू 
95 RY og Ey CR? OSS 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


उपहास किया करते थे ।42। 

(रुकू -३-) 
तू कह दे, कौन है जो रात को और 
दिन को तुम्हें रहमान की पकड़ से 
बचा सकता है ? बल्कि वे तो अपने 
रब्ब के स्मरण से ही विमुख हो बैठे 
हैं ।43। 
क्या उनके ऐसे उपास्य हैं जो हमारे 
विरुद्ध उनका बचाव कर सकें ? वे तो 
स्वयं अपनी सहायता का भी सामर्थ्य 
नहीं रखते और न ही हमारी ओर से 
उनका साथ दिया जाएगा ।44। 
बल्कि हमने उनको भी और उनके 
पूर्वजों को भी कुछ लाभ पहुँचाया । 
यहाँ तक कि उन पर आयु दीर्घ हो गई। 
अतः क्या वे नहीं देखते कि हम धरती 
को उसके किनारों से घटाते चले आते 
हैं ? तो क्या वे फिर भी विजयी हो 
सकते हैं ? ।45। 
तू कह दे कि मैं तो तुम्हें केवल वहइ 
के द्वारा सचेत करता हूँ । और बहरे 
लोग बुलावा नहीं सुनते जब वे सचेत 
किए जाते हैं ।46। 
और यदि उन्हें तेरे रब्ब के अज़ाब को 
कोई लपट छूएगी तो अवश्य कहेंगे कि 
हाय हमारा सर्वनाश ! निःसन्देह हम 
अत्याचार करने वाले थे ।47। 
और हम न्याय के तराज़ू क़यामत के दिन 
के लिए स्थापित करेंगे । अत: किसी 
जान पर लेश मात्र भी अत्याचार नहीं 
किया जाएगा । चाहे राई के दाने के 


~ E 


[) पारः 7 


@ A 2g 3,27 
~ ड ~ Se कक 2 le > 5 2 De 
Ge iS 


> ~ ~’ > ID. Rn Lb | 5 है 
SILI Lye) 
©6754 
5६ LD > w 222326 ह ~ | oe) Bi sT 
५33 se A »& हि | 


न ARS ~ ~ द्द 

52 ~ 5 3) 5% र्द ar 25h {27 
~ Ys a | >> ) a Y 
5. Es Ry 


DOs 

4४ h~ > 5] ES fT (ei ~ 
UE $ sBsUl sey +० ०-०: 
Us <) f 2 फ 


CS SRD 


69 oe | Le 57 FA 847९ ~ 
PE \ & 5] हैक 3, ७ see 2 27/ 
Toe “Es 22 आम SUELO 
OOS Os Eis ; 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


[| पारः 7 





समान भी कुछ हो हम उसे उपस्थित 
करेंगे । और हम हिसाब लेने की दृष्टि से 
पर्याप्त हैं ।48। 

और निःसन्देह हमने मूसा और हारून 
को फुर्कान (सत्य और असत्य में 
प्रभेदक) और प्रकाश तथा मुत्तक्रियों के 
लिए अनुस्मारक-ग्रंथ प्रदान किया ।49। 
(अर्थात्‌) उन लोगों के लिए जो अपने 
रब्ब से परोक्ष में डरते रहते हैं और 
निश्चित घड़ी का भय रखते हैं ।50। 

और यह मंगलमय अनुस्मारक-ग्रन्थ है 
जिसे हमने उतारा है । तो क्या तुम इसका 
इनकार कर रहे हो ? ।5।। (रुकू -+-) 
और नि:सन्देह हमने इब्राहीम को पहले 
ही उसकी हिदायत प्रदान की थी । और 
हम उसके बारे में खूब जानकारी रखते 
थे ।52। 

जब उसने अपने पिता से और अपनी जाति 
से कहा, ये मूर्तियाँ क्या चीज़ हैं जिनके 
लिए तुम समर्पित हुए बैठे हो ? ।53। 
उन्होंने कहा, हमने अपने बाप-दादा को 
इनकी पूजा करते हुए पाया ।54। 

उसने कहा, तो फिर तुम भी और तुम्हारे 
बाप-दादा भी खुली -खुली पथभ्रष्टता में 
पड़े रहे ।55। 

उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास कोई 
सत्य लाया है अथवा तू केवल 
मनोविनोद करने वालों में से है ? ।56। 
उसने कहा, बल्कि तुम्हारा रब्ब 
आसमानों और धरती का रब्ब है 
जिसने उनको उत्पन्न किया । और मैं 


I 


| LZ, re 72% 5 Wed 
NR 


~ 2 | 
(६9) ६/५ ) Ce rn > 
“7 


(5६ “| . 


CEO SHS 


= 


2 (४3-०0 8 ०7९ 2 दा 
{3 ३2 IgE wZ +” 
ACEI 


S Soles 


77 |% 


OAS 

Se EF Ld CEST 
| F 22 5 + 
Co] 


2 पे ९) हर A +% \§ 
USSD NSIS 


be | (255 se ६ 7 र्द 555 Dd > fi 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


तुम्हारे लिए इस पर गवाही देने वालों 
में से हूँ ।57। 

और अल्लाह की क़सम ! तुम्हारे पीठ 
फेर कर चले जाने के पश्चात्‌ मैं 
तुम्हारे मूर्तियों के विरुद्ध कुछ योजना 
बनाऊँगा ।58। 

अत: उसने उनको टुकड़े -टुकड़े कर दिया 
सिवाए उनको बड़ी (मूर्ति) के । ताकि वे 
उसकी ओर लौट कर आएँ ।59| 

उन्होंने कहा, हमारे उपास्यों के साथ 
ऐसा किसने किया है ? नि:सन्देह वह 
अत्याचारियों में से है ।60। 

उन्होंने कहा, हमने एक युवक को सुना 
था जो उनकी चर्चा कर रहा था । उसे 
इब्राहीम कहते हैं ।6। 

उन्होंने कहा, फिर उसे लोगों की 
दृष्टि के सामने ले आओ ताकि वे 
देख लें ।62। 

उन्होंने कहा, हे इब्राहीम ! क्या तूने 
हमारे उपास्यो के साथ यह कुछ 
किया है ? ।63। 

उसने कहा, बल्कि उनके इस बड़े ने यह 
कार्य किया है । अतः उनसे पूछ लो यदि 
वे बोल सकते हैं ।64।* 


~ od दा | 
किया आए 260 3527९ | हद > के | | Te x ss 35. see 
gk) og) ~ 
° ~ + rq 


0544) 

SSB 5600-७३ slg 
Oe) 

SOE 28385, BL 
bean 

४ 20 509 59 
O03 

Eg i sks i £56 
ER 2 

ke re 4५४ |; SG 


®) Os 566) 2 Fv 





* इस आयत के बारे में कहा जाता है कि बल फ़अलह्‌ (बल्कि इस ने किया है) के बाद विराम किया 
जाए ताकि यह परिणाम निकले कि किसी ने किया है । परन्तु मेरे निकट इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलै. ने स्वयं ही सबको बता दिया था कि मैं तुम्हारे उपास्यों के साथ 
कुछ करने वाला हूँ । इस लिए यह झूठ नहीं । बल्कि एक असम्भव बात को सम्भव के रूप में प्रस्तुत 
करना तर्क की एक शैली है जो विशेषकर हज़रत इब्राहीम अलै. को प्राप्त थी । उन के विरोधियों में 
से एक ने भी इस बात को नहीं माना कि उन मूर्तियों में से बड़ी मूर्ति ने सब को तोड़ा है और इस 
बात को असम्भव समझना उनकी इस आस्था को झूठा साबित करता है कि उनके उपास्यों में कुछ 


शक्ति है । 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


पारः 7 





फ़िर वे अपने साथियों की ओर चले गए 
और कहा कि निःसन्देह तुम ही 
अत्याचारी हो ।65। 

फिर उनके सिर शर्मिंदगी से झुक गए 
(और वे बोले) निश्चित रूप से तू 
जानता है कि ये बात नहीं करते ।66। 
उसने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह के 
सिवा उसकी उपासना करते हो जो न 
तुम्हें लेश मात्र लाभ पहुँचा सकता है 
और न हानि पहुँचा सकता है ? ।67। 
तुम पर और उस पर खेद है जिसकी 
तुम अल्लाह के सिवा उपासना करते 
हो । फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं 
लेते ? ।68। 

उन्होंने कहा, यदि तुम कुछ करने वाले 
हो तो इसको जला डालो और अपने 
उपास्यों की सहायता करो ।69। 

हमने कहा, हे अग्नि ! तू ठंडी पड़ जा 
और सलामती बन जा इब्राहीम के 
लिए ।70।” 

और उन्होने उससे एक चाल चलने का 
इरादा किया तो हमने स्वयं उन्हीं को ही 
पूर्ण रूपेण असफल कर दिया।7।। 

और हम उसे और लूत को एक ऐसी 
धरती की ओर सुरक्षित बचा लाए 
जिसमें हमने समस्त जगत के लिए 
बरकत रखी थी ।72। 


CIES \ ला a 9 uke | SS 2 CE 


INN 


Z DE 


GS) DES De SON se १५ 
CFA] 


~ 


~ 


Osis 5 


& 450 053३3 ISO 


HS TD 


b है © 5X2 4 3-४ 9०६६ ~ Le ५ 
4500 32250 3-५-४८- $ »४५००१ | 


5] oT JE ~ 
SOS YS) 


Ibe SAIN ETE SETRIE 


RII 


| 
© ss > Bes 
३ 


HEELS} 


ध ~ 2 Zs res SS 92 “(7 »४ 
OER ~| «७६०८४ ०००१४ 32 2 | $ 


ce 


~ RE > 


OO AEBS, 





* यहाँ अग्नि से अभिप्राय विरोध की अग्नि भी है और वास्तविक अग्नि भी हो सकती है । अतः वर्तमान 
युग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को यह ईशवाणी प्राप्त हुई थी कि “मुझे आग से मत 
डराओ क्योंकि आग हमारी गुलाम बल्कि गुलामों की गुलाम है ।'' (अरबईन नं. 3, रूहानी ख़ज़ाइन 
भाग 77 पृष्ठ 429) अग्नि के ठंडा पड़ जाने से अभिप्राय यह है कि उसकी ज्वलनशीलता में किसी को 
भस्म करने की शक्ति नहीं रहेगी बल्कि वह अग्नि स्वतः ठंडी पड़ जाएगी । 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


और उसे हमने इसहाक प्रदान किया और 
पोते के रूप में याकूब और सबको हमने 
सदाचारी बनाया था ।73। 

और हमने उन्हें ऐसे इमाम बनाया जो 
हमारे निर्देश से हिदायत देते थे और हम 
उन्हें अच्छी बातें करने और नमाज़ 
क़ायम करने और ज़कात देने की वहइ 
करते थे और वे हमारी उपासना करने 
वाले थे ।74। 

और लूत को हमने विवेचन-शक्ति और 
ज्ञान प्रदान किया और हमने उसे ऐसी 
बस्ती से मुक्ति प्रदान की जो दुष्कर्म 
किया करती थी । निःसन्देह वे एक बड़ी 
बुराई में लिप्त कुकर्मी लोग थे ।75। 

और हमने उसे अपनी कृपा में प्रविष्ट 
किया । निःसन्देह वह सदाचारियों में से 
था ।76। (रुकू -३)) 

और नूह (की भी चर्चा कर) इससे पूर्व 
जब उसने पुकारा तो हमने उसे उसकी 
पुकार का उत्तर दिया और उसे और 
उसके परिवार को एक बड़ी बेचैनी से 
मुक्ति प्रदान की ।77। 

और हमने उन लोगों के विरुद्ध 
उसकी सहायता की जिन्होंने हमारी 
आयतों को झुठला दिया था । 
निःसन्देह वे एक बड़ी बुराई में लिप्त 
लोग थे । फिर हमने उन सब को 
डुबो दिया ।78। 

और दाऊद और सुलैमान (की भी चर्चा 
कर) जब वे दोनों एक खेत के बारे में 
निर्णय कर रहे थे जबकि उसमें लोगों 


{| पारः 7 


2 


“ig ६ ~ 2427 कै Kl > i Cio 
Sb gid 9, Pld ३४५५ 
> % 2 


Co Di 44 +# ५ 
KEN Se I 
SS 5 355 EE) 55 2.2) 

Sr 
ECE 4:28 ५7५ 
CNS CEI 


RE PEN BR PE 
OOS FHS] 


\ 


५ b [ee 72 7 0९8 : | dE >> 
2 «| o>) 2 4०.3 | ३ 


<) 
° 
$ 
\ 
\ 
e— 


हर हर SE ६ Fe Fost me 
gS f+ (£ 4 ee) 
>> FE RP दे; पं (४ Pr 
AFG yf SS 4) 
~ 2 72 | 


OCs 


~~ 


NGS ८५८2 55 ॥55 


६ ~ 5६] {% ००८० हक 2४5 72 
3 7+ ee 43 set] 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


की भेड़ बकरियाँ रात को चर गई थीं 
और हम उनके निर्णय का निरीक्षण कर 
रहे थे ।79| 

अतः हमने सुलैमान को वह बात 
समझा दी और प्रत्येक को हमने 
विवेचन-शक्ति और ज्ञान प्रदान किया 
और हमने दाऊद के साथ (अल्लाह 
के) गुणगान करते हुए पर्वतों को और 
पक्षियों को भी सेवा पर लगा दिया 
और हम ही (यह सब कुछ) करने 
वाले थे ।80।" 

और तुम्हारे लिए हमने उसे कवच 
बनाने की कला सिखाई ताकि वह 
तुम्हें तुम्हारी लड़ाइयों (की आघात) 
से बचाएँ । अतः क्या तुम कृतज्ञ 
बनोगे ? ।8।| 

और सुलैमान के लिए (हमने) तेज़ 
हवा को (सेवा पर लगाया) जो उसके 
आदेश से उस धरती की ओर चलती 
थी जिसमें हमने बरकत रखी थी 
जबकि हम प्रत्येक वस्तु का ज्ञान 
रखने वाले थे ।82|* 


६६.55 ५४३५ i SIA 82 हे. 
है। 59/5 (2 lcs 


| 2 b 


OS ८४3 Als 


हि! 5 +~ 


~“ 


bod उ, 
ee] SNE i pO R 2 | 422 Sv 2 
R27 2 2 ४६: 2 


SSIS ००५० ७४३ so) 


O03 


~ ध्ट 
ee % 


Csi 2०७ Ep 5.2 
WD lS la 


SGN AST 





* यहाँ पर्वतों को सेवा पर लगाने से अभिप्राय पर्वतीय जातियों को हज़रत दाऊद अलै. का आज्ञाकारी 
बनाना है । इसी प्रकार हज़रत सुलैमान अलै. की सेना में पक्षियों की सेना का उल्लेख मिलता है । 
यह भी आलंकारिक भाषा है । इसके दो अर्थ हैं :- वे मनुष्य जिनको आध्यात्मिक रूप में उड़ने की 
शक्ति दी गई और वे तीव्र गति वाले यान जो पक्षियों की भाँति तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान 
पहुँचते थे । हज़रत सुलैमान अलै. की सेना को सबसे तीव्र गति वाली सैन्य टुकड़ी को भी पक्षियों की 


सेना कहा गया है । 


*# हज़रत सुलैमान अलै. के लिए हवाओं को सेवा पर लगाने से अभिप्राय यह है कि फ़िलिस्तीन के 
तटीय क्षेत्र में एक-एक महीने के पश्चात्‌ हवा की दिशा परिवर्तित होती थी और इस पर हज़रत 
सुलैमान अलै. के समुद्री जहाज़ उन हवाओं के ज़ोर से चलते थे और एक महीने के पश्चात्‌ फिर 


दूसरी ओर की हवा चल पड़ती थी । 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


और शैतानों में से ऐसे भी थे जो 
उसके लिए गोते लगाते थे और उसके 
अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते थे 
और हम उनकी सुरक्षा करने वाले 
थे।83।* 

और अय्यूब (की भी चर्चा कर) जब 
उसने अपने रब्ब को पुकारा कि मुझे 
अत्यन्त कष्ट पहुँचा है और तू कृपा 
करने वालों में से सबसे बढ़कर कृपा 
करने वाला है ।84। 

अतः हमने उसकी दुआ स्वीकार कर ली 
और उसको जो भी कष्ट था उसे दूर कर 
दिया और हमने उसे उसके घर वाले 
प्रदान कर दिए और उनके साथ और भी 
उन जैसे प्रदान किये जो हमारी ओर से 
एक कृपा स्वरूप था और 
उपासनाकारियों के लिए सीख थी ।85। 

और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल 
क्रिल (की भी चर्चा कर वे) सब धैर्य 
धरने वालों में से थे ।86। 

और हमने उनको अपनी कृपा में 
प्रविष्ट किया । निःसन्देह वे 
सदाचारियों में से थे ।87। 

और मछली वाले (की भी चर्चा कर) 
जब वह क्रोध में भरा हुआ चला और 
उसने विचार किया कि हम उस की 
पकड़ नहीं करेंगे । फिर अंधेरों में घिरे 
हुए उसने पुकारा कि तेरे सिवा कोई 


[| पारः 7 


९ > Por > Ls) |] छू ~ 
JOB ABN 525 
Fe TIS HrE | 2 श्र st ~ je 57 7 
AIAN 00० ५ 940 VTS 0००० ३ 


2 ns 
Obs 
ई 4 ~+ ZARTTG ~ 5 rr 
NGG 42७5-०5 D gs 
ह Da | ~ T “2० 

Oa HN >> )। sl 

o> :) 

£ BoB ड, 4० |g ॥ ६ 
455.) SAE (3 
OC 533 bs) 
गह b > A | > }3 


9 
Cys [aN ह | sills 
Oa (५७५४ RA 


Wo YS 





: यहाँ शैतानों से अभिप्राय आग से बने हुए शैतान नहीं हैं । अन्यथा समुद्रों में गोता लगाने से यह आग 
बुझ जाती । बल्कि इससे तात्पर्य उद्दण्डी जातियाँ हैं जिन्हें हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने 
सेवाधीन किया था । उनमें से कुछ ग़ोताख़ोर भी थे । 


सूरः 2।, अल-अम्बिया || पारः 7 





उपास्य नहीं । तू पवित्र है । निःसन्देह मैं § ay 2) है 
ही अत्याचारियों में से था ।88।* 5 

अतः हमने उसकी दुआ स्वीकार कर ली * + ६६| ८ „ 42६६ 4 ५ (< 526 
और उसे शोकमुक्त किया और इसी ? ९० 
प्रकार हम ईमान लाने वालों को मुक्ति Fes HSS 
प्रदान करते हैं ।89। 


और ज़करिया (की भी चर्चा कर) जब 5 ५55%: 3565) ४ +553 

उसने अपने रब्ब को पुकारा कि हे मेरे Me 
AI अ 4 द्वटी 8४०६ 

रब्ब ! मुझे अकेला न छोड़ और तू OOS) He sl 5२७ 


उत्तराधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ है ।90। 
अतः हमने उसकी दुआ को स्वीकार 
किया और उसे यहया प्रदान किया 
और हमने उसकी पत्नी को उसके लिए । ४८> 4) ween 00 6 आह 
स्वस्थ कर दिया । निःसन्देह वे नेकियों 
में बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लेने वाले थे ह 
और हमें चाहत और भय से पुकारा OLS HES व 
करते थे और हमारे सामने विनयपूर्वक 

झुकने वाले थे ।9।| 

और वह स्त्री जिसने अपनी सतीत्व की gC 3 57 5 RT 
भली-भाँति रक्षा की तो हमने उसमें _* > 5 
अपने आदेश में से कुछ फूंका और उसे १५] ८५ 5 ७५४ १ (> 3) ¦) 
और उसके पुत्र को हमने समस्त जगत EN 
के लिए एक चिह्न बना दिया ।92। 30 


निःसन्देह यही तुम्हारा समुदाय हैजो ४६ a 8. ॥ 22] 53% 

एक समुदाय है और मैं तुम्हारा रब्ब हूँ । ०0३४26: 

अतः तुम मेरी उपासना करो ।93। gp 

४ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनकी चेतावनी युक्त भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो, 
चूँकि उनको यह ज्ञान नहीं था कि चेतावनी स्वरूप भविष्यवाणियाँ अनुनय-विनय पूर्वक प्रार्थना 
करने से अल्लाह तआला टाल दिया करता है, इस लिए वे रूठ कर समुद्र की ओर चले गए जहाँ 
उनको व्हैल मछली ने निगल लिया और फिर जीवित ही उगल दिया । उस अन्धेरे के समय उनके 
हृदय से यह दुआ निकली थी कि हे अल्लाह ! तेरे सिवा कोई उपास्य नहीं । तू पवित्र है और 
निःसन्देह मैं अत्याचार करने वालों में से था । 


\_ = 





सूरः 2।, अल-अम्बिया 





और (बाद में) उन्होंने अपने धर्म को 
ट्कड़े-टुकड़े करके परस्पर बांट लिया। 
सभी हमारी ओर लौट कर आने वाले 
हैं ।94। (रुकू -6-) 

अतः जो भी कुछ नेकी करेगा और वह 
मोमिन होगा तो उसके प्रयास का 
निरादर नहीं किया जाएगा और 
निःसन्देह हम उसके पक्ष में (यह बात) 
लिखने वाले हैं ।95। 

और उस बस्ती के लिए पूर्णतया 
अनिवार्य कर दिया है कि जिस (के रहने 
वालों) को हमने तबाह कर दिया हो वे 
पुनः लौट कर नहीं आएँगे ।96। 

यहाँ तक कि जब या'जूज मा'जूज को 
खोला जाएगा और वे हर ऊँचे स्थान से 
दौड़े चले आएँगे ।97।" 

और अटल वादा निकट आ जाएगा तो 
वे लोग जिन्होंने इनकार किया उनकी 
आँखें सहसा फटी की फटी रह जाएँगी । 
(वे कहेंगे) हाय हमारा विनाश ! कि 
हम इस बात से बेखबर थे, बल्कि हम 
तो अत्याचार करने वाले थे ।98। 
निःसन्देह तुम और वह जिसकी तुम 
अल्लाह के सिवा उपासना करते थे 
नरक का ईधन हो । तुम उसमें उतरने 
वाले हो ।99। 


{|| पारः 7 
CB es 22 ahs 
न 5 422 | 


C29 589 To ३ | हि ee 08 
OOS ५ 86५३ 


NENG HER SES 299 
Gi SEks Ui 


| 5 23 Eh 


GPS! 


4 | हे] 3 (2 <) G3 


DPS | 


o> a 


053332 





४ आयत संख्या 96, 97 :- इन आयतं में क़र्यतन्‌ शब्द से अभिप्राय बस्तीवासी हैं | कोई भी जाति 
जब तबाह कर दी जाए तो वह दोबारा संसार में वापस नहीं आया करती । अरबी शब्द हत्ता से 
तात्पर्य यह नहीं कि या जूज मा'जूज के समय में मृत जातियाँ वापस आ जाएँगी । बल्कि हत्ता इन 
अर्थो में प्रयुक्त हुआ है कि या'जूज मा जूज के युग में भी कभी मुर्दो को वापस आने का सौभाग्य 
प्राप्त नहीं होगा । अतः देखने में ये लोग (या'जूज मा'जूज) इस प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं कि 
मानों मुर्दो को जीवित कर देते हैं, परन्तु वास्तविक मुर्दो को कदापि जीवित नहीं कर सकते । 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


यदि ये वास्तव में उपास्य होते तो कभी 
उसमें न उतरते और सभी उसमें लम्बे 
समय तक रहने वाले हैं ।।00। 

उसके अन्दर उनके भाग्य में चीख़ व 
पुकार होगी और वे उसमें (कुछ) न सुन 
सकेंगे ।।0]। 

निःसन्देह वे लोग जिनके पक्ष में हमारी 
ओर से भलाई का आदेश पारित हो चुका 
है, यही वे लोग हैं जो उससे दूर रखे 
जाएँगे ।।02। 

वे उसकी सरसराहट भी न सुनेंगे और 
जो भी उनके दिल चाहा करते थे 
(उसके अनुसार) वे उसमें सदा रहने 
वाले होंगे ।।03। 

उन्हें सबसे बड़ी घबराहट भी बेचैन नहीं 
करेगी और फरिश्ते उनसे अधिक से 
अधिक (यह कहते हुए) मिलेंगे कि यही 
तुम्हारा वह दिन है जिसका तुम्हें वादा 
दिया जाता था ।04। 

जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे 
जैसे बही लेखों को लपेटते हैं । जिस 
प्रकार हमने प्रथम सृष्टि का आरम्भ 
किया था, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे । यह 
वादा हम पर अनिवार्य है । अवश्य हम 
यह कर गुजरने वाले हैं ।05। 

और निःसन्देह हमने ज़बूर में उपदेश के 
पश्चात्‌ यह लिख रखा था कि प्रतिश्रुत 
धरती को मेरे सदाचारी भक्त ही 
उत्तराधिकार में अवश्य पाएँगे।।06।* 


{|} पारः ।7 


PAL 


FE Us 35556 A S366 3 


Os is (६3 
OO ४ ५३ -&2 5-73 3५७ »& 


i] 
22 कक ला 


O03 Gs | 
Ri SF AES के 


६८४ SVE Bag 

SGI AES 

OO > 

Jel da sN 49४४ % 

Jee ae 79 Ec us 
BS ES 


| Z 27 


9 


SSMS MGC ISS 
SRE ENE Ne 


* यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उस भविष्यवाणी की ओर संकेत है जिसका बाइबिल के 
पुराने -नियम की पुस्तक भजन संहिता अध्याय 37 में उल्लेख है । 


सूरः 2।, अल-अम्बिया 


इसमें उपासना करने वाले लोगों के 
लिए निःसन्देह एक महत्वपूर्ण संदेश 
है।07| 

और हमने तुझे समस्त लोकों के लिए 
कृपा स्वरूप भेजा है ।।08। 

तू कह दे कि नि:सन्देह मेरी ओर वहइ 
की जाती है कि तुम्हारा उपास्य एक ही 
उपास्य है । अतः क्या तुम आज्ञाकारी 
बनोगे ? ।09| 

अतः यदि वे मुँह मोड़ लें तो कह दे कि 
मैंने तुम सबको समान रूप में सूचित कर 
दिया है और मैं नहीं जानता कि जिसका 
तुम्हें वादा दिया जाता है, वह निकट है 
अथवा दूर ।।।0| 

निःसन्देह वह ऊँची आवाज़ में (की गई) 
बात को भी जानकारी रखता है और 
उसकी भी जानकारी रखता है जो तुम 
छिपाते हो ।।। 

और मैं नहीं जानता कि सम्भवतः वह 
तुम्हारे लिए परीक्षा हो और एक समय 
तक अस्थायी लाभ उठाना हो ।।2। 
उस (अर्थात्‌ रसूल) ने कहा, हे मेरे 
रब्ब! तू सत्य के साथ निर्णय कर और 
हमारा रब्ब वह रहमान है जिससे 
सहायता की प्रार्थना की जाती है, उसके 
विरुद्ध जो तुम बातें बनाते हो ।।3। 


(रुकू ~) 


पारः 7 


+ “५ ८८ iE EN 


Os 298 ०८५०३ ६ 


Oa 0 के. ७ 


Fs Ra ESN 


OOH ISIS iol 


bo 


SRS | Ld 
५॥ 
नी 
| 


5 ~ 2 


F 


— 


Ti 5 Loy lS 


SR 2 


OY AS 9») 
AS De ४०5] 


~ > 


OSG 


ध न 
(9 < Er 


||| 
22- सूरः अल-हज्ज 


यह मदनी सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 79 आयें हैं । 

इसकी पहली आयत में समस्त मानव जाति को क़यामत के महाविनाश से डराया 
गया है । क्योंकि एक ऐसा रसूल आ चुका है जिसने समस्त मानव जाति को रहमान 
अल्लाह की सुरक्षा में चले आने का निमंत्रण दिया था । जिसको स्वीकार न करने के 
परिणामस्वरूप ऐसे भयंकर युद्धों से एक बार फिर डराया जा रहा है, मानो समग्र धरती 
पर महा-प्रलय टूट पड़ेगा, वह ऐसी भयंकर तबाही होगी कि माताएँ अपने दूध पीते 
बच्चों की रक्षा का विचार भूल जाएँगी और प्रत्येक गर्भवती का गर्भपात हो जाएगा और 
तू लोगों को ऐसे देखेगा जैसे वे नशे से मदहोश हो चुके हैं । वस्तुतः वे मदहोश नहीं होंगे 
बल्कि अल्लाह तआला की ओर से अवतरित होने वाले कठोर अज़ाब के कारण वे अपनी 
चेतना खो चुके होंगे । 

क़यामत से यह भी विचार उत्पन्न होता है कि जब समस्त मानव जाति तबाह हो 
जायेगी तो दोबारा कैसे जीवित की जाएगी । कहा, जिस अल्लाह ने तुम्हें इससे पूर्व मिट्टी 
से उत्पन्न किया और फिर माँ की कोख में विभिन्न आकृतियों में से गुज़ारा, वही अल्लाह 
है जो तुम्हें फिर जीवित कर देगा । 

फिर कहा, लोगों में से वह भी है जो अल्लाह तआला की उपासना ऐसे करता है 
मानो वह किसी गड्ढे के छोर पर खड़ा हो । जब तक उसको भलाई पहुँचती रहती है वह 
संतुष्ट रहता है और जब वह परीक्षा में डाला जाता है तो औंधे मुँह गड्ढे में जा गिरता 
है। यह ऐसा व्यक्ति है जो इहलोक और परलोक दोनों में घाटे में रहता है । 

इसके पश्चात्‌ समस्त धर्मो के अनुयायियों का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया कि 
उनके मध्य अल्लाह तआला क़यामत के दिन निर्णय करेगा । 

इसके बाद अल्लाह तआला का यह ज़रूरी आदेश है कि बैतुल्लाह के हज्ज के 
लिए आने वालों को ख़ाना का बा तक पहुँचने से कदापि न रोको । इसके तुरन्त बाद 
बैतुल्लाह का वर्णन है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने जो 
आदेश दिया है, उसका वर्णन है कि मेरे घर को हज्ज पर आने वाले और ए तिकाफ़ करने 
वाले के लिए सदैव पवित्र और स्वच्छ रखो । हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो 
उपरोक्त आदेश दिया गया, वह केवल उनको ही नहीं बल्कि उनके और हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुयायियों को क़यामत तक के लिए है । 

फिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह आदेश दिया गया है कि 
समस्त मानव जाति को हज्ज के उद्देश्य से खाना का बा में आने के लिए एक सार्वजनिक 


(] 


निमंत्रण दो । इसके पश्चात्‌ कुर्बानियों इत्यादि का वर्णन किया गया कि वे भी ख़ाना 
का बा की भाँति अल्लाह के पवित्र चिह्लों में से हैं, यदि उनका अपमान करोगे तो ख़ाना 
का बा का अपमान करोगे । परन्तु ख़ाना का बा के लिए की जाने वाली सारी कुर्बानियाँ 
उस समय स्वीकार होंगी जब तक़वा के साथ की जाएँगी, क्योंकि अल्लाह तआला को न 
तो कुर्बानियों का माँस पहुँचता है न उनका रक्त बल्कि केवल कुर्बानी करने वालों के 
तक़वा का भाव पहुँचता है । 

इसके पश्चात्‌ जिहाद-निस्सैफ़ (सशस्त्र संघर्ष) के विषय पर विस्तार पूर्वक 
प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि केवल उन लोगों को अपनी प्रतिरक्षा के 
लिए जिहाद बिस्सैफ़ की अनुमति दी जा रही है जिन पर इससे पहले शत्रु की ओर से 
तलवार उठाई गई और उनको अपने घरों से निकाल दिया गया, केवल इस कारण कि वे 
यह घोषणा करते थे कि अल्लाह हमारा रब्ब है । इसके पश्चात्‌ इस अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विषय का भी उल्लेख कर दिया गया कि यदि प्रतिरक्षा की आज्ञा न दी जाती तो केवल 
मुसलमानों की मस्जिदें ही धराशाई न कर दी जातीं बल्कि यहुदियों और ईसाइयों आदि 
के उपासनास्थलों और आश्रमों को भी तबाह कर दिया जाता । 

फिर पिछले नबियों का इनकार करने वाली जातियों के विनाश का वर्णन करते 
हुए इस ओर संकेत किया गया है कि यदि मनुष्य धरती पर भ्रमण करे और आँखें खोल 
कर विनाश-प्राप्त उन जातियों के समाधिस्थलों को ढूँढे तो अवश्य वह उनके दुःखद 
अन्त पर जानकारी पाएगा । आजकल प्राचीन अवशेषों के विशेषज्ञ यही कार्य कर रहे हैं 
और अतीत की अनेक जातियों की समाधियों की खोज कर चुके हैं । 

इसके पश्चात्‌ आयत संख्या 53 में यह कहा गया है कि रसूल की इच्छाओं में यदि 
कोई स्वार्थ शामिल हो भी जाए तो अल्लाह तआला वहइ के द्वारा उस स्वार्थ को समाप्त 
कर देता है । यहाँ शैतान से अभिप्राय तथाकथित अभिशप्त शैतान नहीं अपितु मनुष्य 
की रगों में रक्त की भाँति दौड़ते-फिरते रहने वाला शैतान है और हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा है :- वलाकिन्नल्ला ह अआननी अलैहि फ़ अस 
ल म (मसनद अहमद बिन हम्बल, मसनद बनी हाशिम) अर्थात अल्लाह तआला ने उस 
(शैतान) के विरुद्ध मेरी सहायता की और वह मुसलमान हो गया है । अतः आयत संख्या 
53 का कदापि यह तात्पर्य नहीं कि वास्तव में कोई शैतान नबियों के दिलों में दुर्भावना 
उत्पन्न करता है क्योंकि एक दूसरे स्थान (सूरः अश-शुअरा आयत 222, 223) में स्पष्ट 
रूप से कहा गया है कि शैतान को रसूलों के निकट भी फटकने की आज्ञा नहीं हो 
सकती। वह तो अत्यन्त झूठे और कुकर्मी दुराचारी लोगों पर ही उतरता है और रसूलों पर 
यह कथन किसी रूप में लागू नहीं हो सकता । 


[Li 


इस सूरः के अन्तिम रुकू में यह वर्णन किया गया है कि जिन्हें ये लोग अल्लाह का 
साझीदार ठहराते हैं उन काल्पनिक साझीदारों को तो इतना भी सामर्थ्य नहीं कि एक 
मक्खी यदि किसी वस्तु को चाट जाए तो उसे उसके मुख से वापिस ले सकें । वास्तव में 
एक मक्खी के मुख में किसी वस्तु के प्रवेश होते ही उसकी लार के प्रभाव से और उसके 
पेट में रासायनिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वह वस्तु अपनी असली हालत में रह ही 
नहीं सकती । 

इस सूर: की अन्तिम आयत में अल्लाह के मार्ग में वह जिहाद करने का उपदेश 
दिया गया है, जिसकी व्याख्या इससे पहले कर दी गई है कि हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके अनुयायियों 
को अल्लाह तआला ने ही मुस्लिम घोषित किया है । वह सबसे अधिक जानता है कि 
कौन उसके समक्ष शीष झुका कर पूर्णतया आज्ञा का पालन करता है । 

अन्त में इस घोषणा की पुनरावृत्ति की गयी है कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक सार्वभौमिक रसूल हैं । 

रर 


सूरः 22, अल-हज्ज 


क न क मं 5 


2९ ° 











न न 


जद जद द अड 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

हे लोगो ! अपने रब्ब का तक़वा धारण 
करो । निःसन्देह निर्धारित घड़ी का 
भूकम्प एक बहुत बड़ी चीज़ होगी ।2। 
जिस दिन तुम उसे देखोगे, प्रत्येक दूध 
पिलाने वाली उसे भूल जाएगी जिसे वह 
दूध पिलाती थी और प्रत्येक गर्भवती 
अपना गर्भ गिरा देगी और तू लोगों को 
मदहोश देखेगा हालाँकि वे मदहोश नहीं 
होंगे परन्तु अल्लाह का अज़ाब बहुत 
कठोर होगा ।3। 

और लोगों में से ऐसा भी है जो बिना 
किसी जानकारी के अल्लाह के विषय में 
झगड़ा करता है और प्रत्येक उद्दण्डी 
शैतान का अनुसरण करता है ।4। 

उस पर यह बात निश्चित कर दी गई है 
कि जो उससे मित्रता करेगा तो वह उसे 
भी अवश्य पथभ्रष्ट कर देगा और उसे 
भड़कती हुई अग्नि के अज़ाब की ओर ले 
जाएगा ।5। 

हे लोगो ! यदि तुम पुनर्जीवित होने के 
सम्बन्ध में शंका में पड़े हो तो नि:सन्देह 
हमने तुम्हे मिट्टी से पैदा किया था, फिर 
वीर्य से, फिर ख़ून के थक्के से, फिर माँस 
पिंड से, जिसे विशेष रचनात्मक प्रक्रिया 
अथवा साधारण रचनात्मक प्रक्रिया से 


बट, A ग 





SAL Se 9 ~ ३०.......! ~ ही है रण ट 3) 9 ~ 


A A A 


2 ६ 


५; ५; 


8 (0058: 0585 
७ >22८8 isl 

०८ 2०2 58 ४-० ४४-०/४ 
५-०3 ss) 
७5७८ _>»छी।॥_4:35 


y wz 
6) 22 5 cai 5% 25 & ५ 


YS sal 4८ 5५ 
Oia 2७३३ 


& - 59 6508] 
FIGS ONL 
2% 7 


SOS] 


Axa (7 9) 8. >>» asi : 


सूरः 22, अल-हज्ज 


बनाया गया ताकि हम तुम पर (सृष्टि 
के भेद) खोल दें और हम जिसे चाहें 
कोख के भीतर एक निर्धारित समय तक 
ठहराते हैं, फिर हम तुम्हें एक बच्चे के 
रूप में निकालते हैं ताकि फिर तुम 
अपनी परिपक्व आयु को पहुँचो । और 
तुम ही में से वह है जिसको मृत्यु दे दी 
जाती है और तुम ही में से वह भी है जो 
चेतना खो देने की आयु तक पहुँचाया 
जाता है ताकि ज्ञान प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ पूर्णतया ज्ञान रहित हो जाए 
और तू धरती को शुष्क बंजर पाता है 
फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो 
वह (विकसित होने की दृष्टि से) 
गतिशील हो जाती है और फूलने लगती 
है और (वह) प्रत्येक प्रकार के हरे-भरे 
सुन्दर जोड़े उगाती है ।6।" 

यह इस कारण है कि निःसन्देह 
अल्लाह ही सत्य है और वही मुर्दो को 
जीवित करता है और वह प्रत्येक वस्तु 
पर जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।7। 


A ~ I शक <I 2 rf 2s a] 
cf] a )-+ 94 


od 


del EGS 35S 


Z 
Z 
~ ir 


DEC Cp DES) 
EER STIG! 
५७७) «0 05320 522. 5५५ 
UAVS ८८ pete 
Sl SNES BEsGals 


Ne 


bE N 





१ इस आयत में सबसे पहले तो उल्लेखनीय बात यह है कि मानव विकास के समस्त चरण इसमें वर्णन 
कर दिए गये हैं । यहाँ तक कि माँ के गर्भस्थ भ्रूण में जो परिवर्तन होते हैं वह भी क्रमशः बिल्कुल 
उसी प्रकार वर्णन कर दिये गये हैं जैसा कि वैज्ञानिकों ने इस युग में खोज निकाला है । यह आयत इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल. को इन विषयों में कोई निजी ज्ञान नहीं था और 
सर्वज्ञ अल्लाह के सिवा कोई आप सल्ल. को इन बातों की जानकारी नहीं दे सकता था। 
फिर आगे चल कर इस पवित्र आयत में यह वर्णन किया गया है कि हमने शुष्क मिट्टी पर पानी बरसा 
कर धरती को भी जीवन प्रदान किया था । यह अद्भुत और विस्मय जनक खोज है कि वैज्ञानिकों के 
कथनानुसार शुष्क धरती पर जब पानी बरसता है तो वास्तव में उसमें जीवन के लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं । यहाँ वास्तविक रूप से इस ओर संकेत है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर जो आसमानी पानी 
बरसा है उसने एक निर्जीव धरती अर्थात्‌ आध्यात्मिक दृष्टि से मृत जाति को जीवित कर दिया । 


सूरः 22, अल-हज्ज 


और क़यामत अवश्य आकर रहेगी । 
उसमें कोई संदेह नहीं और निःसन्देह 
अल्लाह उन्हें उठाएगा जो कृब्रों में पड़े 
हुए हैं ।8। 

और लोगों में से ऐसा भी है जो बिना 
ज्ञान के और बिना हिदायत के और 
बिना किसी उज्वल पुस्तक के अल्लाह 
के बारे में झगड़ा करता है ।9। 

(अहंकार पूर्वक) अपना पहलू मोड़ते 
हुए। ताकि अल्लाह के मार्ग से (लोगों 
को) पथभ्रष्ट कर दे । उसके लिए संसार 
में अपमान होगा और कयामत के दिन भी 
हम उसे अग्नि का अज़ाब चखाएंँगे ।।0। 
यह उसके फलस्वरूप है जो तेरे दोनों 
हाथों ने आगे भेजा और निःसन्देह 
अल्लाह भक्तों पर लेश-मात्र भी 
अत्याचार करने वाला नहीं ।।।। 

(रुकू -हु-) 
और लोगों में से वह भी है जो केवल 
सरसरी ढंग से अल्लाह की उपासना 
करता है । अत: यदि उसे कोई भलाई 
पहुँच जाए तो उससे संतुष्ट हो जाता 
है और यदि उसे किसी परीक्षा में 
डाला जाए तो वह विमुख हो जाता 
है। वह इहलोक भी गंवा बैठा और 
परलोक भी । यह तो बहुत खुल्लम- 
खुल्ला घाटा है ।2। 
वह अल्लाह के सिवा उसे पुकारता है जो 
न उसे हानि पहुँचा सकता है और न उसे 
लाभ पहुँचा सकता है । यही घोर 
पथभ्रष्टता है ।।3। 


||} पारः ।7 

ICR लए के (787 TNE 

Oy Gis Ea a 
BENE” Neg 
2 ४ 3% ZANTE 7 

0७ ४७ ५.८४ ४ 5५८७४ $ 2० 


७ 


हैं 3 ऊन ued 22 {2 3 < 
SPCC RNC 


Gls SL 


& “9 QRZ?, 2 हि ~ f 
+ 


Ce 
08858] कि जक-द 


8 


OES OL 


Gs ) 2) ४८५७७ ss _ १29८-३3 
< bi sg aay Y 


Ir 


CANA 


सूरः 22, अल-हज्ज 


वह उसे पुकारता है जिस के हानि 
पहुँचाने की सम्भावना उसके लाभ 
पहुँचाने से अधिक है । क्या ही बुरा 
संरक्षक है और क्या ही बुरा साथी है ।4। 
निःसन्देह अल्लाह उन्हें जो ईमान लाए 
और नेक कर्म किए, ऐसे स्वर्गो में प्रविष्ट 
करेगा जिनके दामन में नहरें बहती हैं । 
निःसन्देह अल्लाह जो चाहता है करता 
है ।।5| 

जो व्यक्ति यह विचार करने लगा है कि 
अल्लाह इस (रसूल) की इहलोक और 
परलोक में सहायता नहीं करेगा, तो 
चाहिए कि वह आकाश की ओर मार्ग 
बनाए, फिर (इस सहायता को) 
विच्छिन्न कर दे, फिर देख ले कि क्या 
उसका उपाय उस बात को दूर कर सकता 
है जो (उसे) क्रोध दिलाता है ।।6। 

और इसी प्रकार हमने इसे खुली-खुली 
उज्ज्वल आयतों के रूप में उतारा है और 
(सत्य यह है कि) अल्लाह उसे हिदायत 
देता है जो (हिदायत) चाहता है ।7। 
निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाए और वे 
जो यहूदी हुए और साबी और ईसाई और 
पारसी तथा वे लोग जिन्होंने शिर्क 
किया, अल्लाह अवश्य उनके बीच 
कयामत के दिन निर्णय करेगा । 
निःसन्देह अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी 
है ।।8| 

क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही है कि 
जो कुछ आसमानों में है और जो धरती 
में है और सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, पर्वत, 


(0 | पारः 7 


POH RMI ESO RAR Se 
oA Gd 
SON ५ 


ees Mal 


aT 


> su (६2०० 3 39 


AZ 2 i 


Ou 32 ० २ ५४ गए US SAE ED {2 
० CAD OS sa हि 
कक न rd re re 


OL 
WB sg SES 
७-२ ZS 


2 | ~{ 22 eesti 0 eee 5 
Coal Sos Fa 
ड 52 &{72 द 7 i ये | =) ~ 
SIDES oe Ooi 


०9०० ३८४ PRESALE :)| 
ls ING 3 


सूरः 22, अल-हज्ज 


वृक्ष और चलने फिरने वाले समस्त 
जीवधारी तथा बहुसंख्यक मनुष्य भी 
उसे सजदः करते हैं | जबकि बहुत से 
ऐसे हैं जिन पर उसका अज़ाब अनिवार्य 


हो चुका है और जिसे अल्लाह 
६. SFE NB) psi 


अपमानित कर दे तो उसको सम्मान देने 
वाला कोई नहीं । नि:सन्देह अल्लाह जो 
चाहता है करता है ।।9| 

ये दो झगड़ालू हैं जिन्होंने अपने रब्ब के 
बारे में झगड़ा किया । अत: वे लोग 
जिन्होंने इनकार किया उनके लिए अग्नि 
के वस्त्र तैयार किये जाएँगे । उनके सिरों 
के ऊपर से अत्यन्त गर्म पानी उंडेला 
जाएगा ।20। 

इससे जो कुछ उनके पेटों में है, गला दिया 
जाएगा और उनकी त्वचाएँ भी ।2। 

और उनके लिए लोहे के हथौड़े 
होंगे।22। 

जब कभी वे इरादा करेंगे कि शोक की 
अधिकता के कारण उसमें से निकल 
जाएँ, वे उसी में लौटा दिए जाएँगे और 
(उनसे कहा जाएगा कि) तुम अग्नि का 
अज़ाब चखो ।23। (रुकू -#-) 
निःसन्देह अल्लाह उन लोगों को जो 
ईमान लाए और नेक कर्म किए, ऐसे 
स्वर्गो में प्रविष्ट करेगा जिनके दामन में 
नहरें बहती होंगी । उनमें उन्हें सोने के 
कड़े और मोती पहनाए जाएँगे और उनमें 
उनका वस्त्र रेशम (का) होगा ।24। 
और पवित्र वचन की ओर उनका मार्ग- 
दर्शन किया जाएगा और अति प्रशंसनीय 


2? Us | gt ७] | 


ENB BLS ee 


© 4 > ~ 3 ककः “9.58 
(७9 2 > “० >> 6-३ 


पारः 7 


IG IES SES 
HSS ANS 7253 575 
SUS 5 Dalles 


Zz 


४५ ७० 8।३८.८; 5% h 
2० ९) | oo] Crane LD SD 
(5 eles >>. ८.39 | 3.०५ CR [3 


~ )_2 92 2 —— ~ > ks 


257 | 


> 


O39 ; SSL ses 
Os ६2४६ 2६५ 


~ ~ “८ “, 4. 


sl Es 


धर > > i 
Or +> | 


०7 2 Fw 


FETA RS MRE 
EN Ls ओन aba 
PEER CT 


AERP LNS 


SITS NEUES 


सूरः 22, अल-हज्ज 


(अल्लाह) की राह की ओर उनका 
मार्गदर्शन किया जाएगा ।25। 

निःसन्देह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
और वे अल्लाह के मार्ग से और उस 
मस्जिद-ए-हराम से रोकते हैं जिसे 
हमने समस्त मनुष्यों के हित के लिए इस 
प्रकार बनाया है कि इसमें (अल्लाह के 
लिए) बैठे रहने वाले और मरुभूमि 
निवासी (सब) समान हैं, और जो भी 
अत्याचार पूर्वक इसमें बिगाड़ उत्पन्न 
करने की चेष्टा करेगा उसे हम 
पीड़ाजनक अज़ाब चखाएँगे ।26। 

(रुकू न) 
और जब हमने इब्राहीम के लिए ख़ाना 
का'बा का स्थान निरूपित किया (यह 
कहते हुए कि) किसी को मेरा साझीदार 
न ठहरा और मेरे घर को, परिक्रमा करने 
वालों और खड़े होकर उपासना करने 
वालों तथा रुकू करने वालों (और) 
सजदः करने वालों के लिए पवित्र एवं 
स्वच्छ रख ।27। 
और लोगों में हज्ज की घोषणा कर दे । 
वे तेरे पास पैदल चल कर आएँगे और 
प्रत्येक ऐसी सवारी पर भी जो लम्बी 
यात्रा की थकान से दुबली हो गई हो । वे 
(सवारियाँ और चीज़ें) प्रत्येक गहरे और 
दूर के मार्ग से आएँगी ।28। 
ताकि वे वहाँ पर अपने हितों को देख 
सकें और कुछ निश्चित दिनों में उस 
(अनुकम्पा) के कारण अल्लाह के 
नाम की चर्चा करें कि उसने मवेशी 


पारः 7 
CEWS BADEN ERSS 
dL ESR) 
AE Co ८0 gil a 
- 343-35) I EME 


~ ३३८ 


ONL 2 


«६ Xd 


Eli 3 ०५३५ 
भा ~ 57 iS Dr ie > ) ed 
(४52५० EPG 
७) डर. 6) 5 ००४५ 


LAOS -2५०5-_ ES 


७ 3४% 


woos Blaise) 
(65 355 ४ 25:५७ gs 


सूरः 22, अल-हज्ज 


चौपायों के द्वारा उन्हें जीविका प्रदान 
की है । अतः उनमें से (स्वयं भी) 
खाओ और अभावग्रस्त निर्धनों को भी 
खिलाओ ।29। 

फिर चाहिए कि वे अपने (पाप की) मैल 
को दूर करें और अपनी मन्नतों को पूरा 
करें और इस प्राचीन घर की परिक्रमा 
करें ।30। 

यह (हमने आदेश दिया) और जो भी 
उन वस्तुओं का आदर करेगा जिन्हें 
अल्लाह ने सम्मान प्रदान किया है तो 
यह उसके लिए उसके रब्ब के निकट 
उत्तम है । और तुम्हारे लिए चौपाये वैध 
कर दिए गए सिवाय उनके जिनका वर्णन 
तुम से किया जाता है । अतः मूर्तियों की 
अपवित्रता से दूर रहो और झूठ बोलने से 
बचो ।3। 

सदा अल्लाह की ओर झुकते हुए उसका 
साझीदार न ठहराते हुए । और जो भी 
अल्लाह का साझीदार ठहराएगा तो 
मानो वह आकाश से गिर गया । फिर या 
तो उसे पक्षी उचक लेंगे अथवा हवा उसे 
किसी दूर जगह जा फेंकेगी ।32। 

यह (महत्वपूर्ण बात है) और जो कोई 
अल्लाह के पवित्र चिल्लो के प्रति 
सम्मान प्रदर्शन करेगा तो निःसन्देह यह 
बात दिलों में तक़वा (होने) का लक्षण 
है ।33। 

तुम्हारे लिए उन (कुर्बानी के चौपायों) 
में एक निर्धारित समय तक लाभ 
निहित हैं । फिर उन्हें पुरातन घर 


(0) पारः 7 


apes peda 


OE SN BT 


ds 

OBEN bss 
५९9 4) ०.०० sb (+ eis 
EEE 
SNe eG | 
Cl 
6,33) 95 


Re २०2 
> 


VA SCSI 2 


72 


(^ 3 ON ४ 4.७५ ES 
cE 6 5 Csi 
| Ao So | AS | PEA) 
SEM SE) 


~ 


५७४५७ Hs si RE] HOE! 


Olas 5 ८१ 


सूरः 22, अल-हज्ज 


(खाना का'बा) तक पहुँचाना है ।34। 
(सक्‌ उः) 
और हमने प्रत्येक समुदाय के लिए 
कुर्बानी की विधि निश्चित की है ताकि 
वे उस पर अल्लाह का नाम उच्चारण 
करें जो उसने उन्हें मवेशी चौपाय प्रदान 
किए हैं । अतः तुम्हारा उपास्य एक ही 
उपास्य है । अत: उसके लिए आज्ञाकारी 
हो जाओ । और विनम्रता करने वालों 
को शुभ-समाचार दे दे ।35। 
उन लोगों को, कि जब अल्लाह की चर्चा 
की जाती है तो उनके दिल भयभीत हो 
जाते हैं । और जो कष्ट उन्हें पहुँचा हो 
उस पर धैर्य धरने वाले हैं । और नमाज़ 
को क़ायम करने वाले हैं और जो कुछ 
हमने उन्हें प्रदान किया है उसमें से खर्च 
करते हैं ।36| 
और कुर्बानी के ऊँट, जिन्हें हमने तुम्हारे 
लिए अल्लाह के पवित्र चिह्लों में शामिल 
कर दिया है उनमें तुम्हारे लिए भलाई है। 
अतः पंक्ति में खड़ा करके उन पर 
अल्लाह का नाम उच्चारण करो । फिर 
जब (ज़िबह करने के पश्चात्‌) उनके 
धड़ धरती पर गिर जाएँ तो उनमें से 
खाओ और अभावग्रस्त होने पर भी 
संतुष्ट रहने वालों को और माँगने वालों 
को भी खिलाओ । इसी प्रकार हमने उन्हें 
तुम्हारी सेवा में लगा रखा है ताकि तुम 
कृतज्ञता प्रकट करो ।37। 
अल्लाह तक उनके माँस कदापि नहीं 
पहुँचेगे और न उनके रक्त । परन्तु 


पारः 7 


९ Fr fe ~| % IA ~ ५% 
lsh sis 25s 
2 US TY G ks A ».त 
४5 4.8 4॥ CC 
५ se 5 > 5 We ae 7 
Es Vga 
a९? 98 CEU SIE) Cg 
CN ST Gy 
© D922 ०७७ )) oS 54७) 


RINSE RT 
EU | |= ; ७ हर (६8 कि 


न 


yf ~ 


Foe ate 286 0] 


baz 


boos | |५०३४ 5 कक 


सूरः 22, अल-हज्ज 


तुम्हारा तक़वा उस तक पहुँचेगा । इसी 
प्रकार उसने तुम्हारे लिए उन्हें सेवा में 
लगा दिया है ताकि तुम अल्लाह की 
बड़ाई का वर्णन करो । इस कारण कि 
उसने तुम्हें हिदायत प्रदान की और 
उपकार करने वालों को शुभ-समाचार दे 
दे ।38| 

निःसन्देह अल्लाह उनका जो ईमान लाए 
बचाव करता है । निःसन्देह अल्लाह 
किसी ग़बन करने वाले कृतघ्न को पसन्द 
नहीं करता ।39। (रुकू उ5 ) 

उन लोगों को, जिनके विरुद्ध युद्ध किया 
जा रहा है (युद्ध करने की) अनुमति दी 
जाती है क्योंकि उन पर अत्याचार किया 
गया और निश्चित रूप से अल्लाह 
उनकी सहायता करने पर पूर्ण सामर्थ्य 
रखता है ।40। 

(अर्थात्‌) वे लोग जिन्हें उनके घरों से 
अन्यायपूर्वक निकाला गया केवल इस 
आधार पर कि वे कहते थे कि अल्लाह 
हमारा रब्ब है । और यदि अल्लाह की 
ओर से उनमें से कुछ को कुछ अन्यों से 
भिड़ा कर लोगों का बचाव न किया 
जाता तो मठ और गिरजे और यहूदियों 
के उपासना गृह तथा मस्जिदें भी ध्वस्त 
कर दी जातीं जिनमें अधिकतापूर्वक 
अल्लाह का नाम लिया जाता है । और 
अल्लाह अवश्य उसकी सहायता करेगा 
जो उसकी सहायता करता है । 
निःसन्देह अल्लाह बहुत शक्तिशाली 
(और) पूर्ण प्रभुत्व वाला है ।4!। 


[$ पारः 7 


is Loyd ss 


Gk oA ss 
OE E53 2 

zhi 92095 25% कि] ~ Fe gz 5 
loys Bd) 


AY 5 WES EGY 
i oa 56 | 
ies 5 ४०४०३ E35 E55 
0८४४3 Sal 335 


(XR Red? ५ | 


© Fs क्र द 47% rT 


सूरः 22, अल-हज्ज 


जिन्हें हम धरती में यदि दृढ़ता प्रदान करें 
तो वे नमाज़ को क़ायम करते हैं और 
ज़कात अदा करते हैं । और नेक बातों 
का आदेश देते हैं और बुरी बातों से 
रोकते हैं । और प्रत्येक बात का परिणाम 
अल्लाह ही के अधिकार में है ।42। 

और यदि वे तुझे झुठला दे तो उनसे 
पहले नूह की जाति ने और आद और 
समूद (जाति) ने भी (अपने नबियों 
को) झुठला दिया था ।43। 

और इब्राहीम की जाति ने और लूत की 
जाति ने भी ।44। 

और मदयन निवासियों ने (भी ऐसा ही 
किया) और मूसा को भी झुठलाया गया। 
अतः मैंने काफ़िरों को कुछ ढील दी फिर 
मैंने उन्हें पकड़ लिया । अत: कैसी थी 
मेरी पकड़ ! ।45। 

और कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हमने 
तबाह कर दिया जबकि वे अत्याचार 
करने वाली थीं । अतः अब वे अपनी 
छतों के बल गिरी पड़ी हैं । और कितने 
ही परित्यक्त कुएँ हैं और दृढ़ निर्मित 
महल हैं (जिन से ऐसा ही व्यवहार 
किया गया) ।46| 

अतः क्या वे धरती में नहीं फिरे 
ताकि उन्हें ऐसे दिल मिलते जिनसे 
वे बुद्विमत्तापूर्वक काम लेते । अथवा 
ऐसे कान मिलते जिनसे वे सुन 
सकते । वस्तुतः आँखें अंधी नहीं 
होतीं बल्कि दिल अंधे होते हैं जो 
सीनों में हैं ।47| 


FSU 


| ए | 95 9 3 


OY ENS 


pe 2 ४29 ८4 5) 22 tT ir > द 
< Ls Ss -- 9 उ) ९) | 


है| Ba 


Wl pl Ue 


L3G Es JES 


PETER TSO A 


& A UE - 


ON a5 9 Aa 


FORENSIC 


a OU 58 DE 


आओ SY Ly 


3 Er & GR 2 94] ~ 2% 
OBE) a) I | LS 


सूरः 22, अल-हज्ज 


[! पारः 7 





और वे तुझ से शीपघ्रतापूर्वक अज़ाब 
माँगते हैं जबकि अल्लाह कदापि अपना 
वादा नहीं तोड़ेगा । और नि:सन्देह तेरे 
रब्ब के पास ऐसा भी दिन है जो तुम्हारी 
गणनानुसार एक हज़ार वर्ष का है ।48। 
और कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें मैंने 
ढील दी जबकि वे अत्याचारी थीं । फिर 
मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही ओर 
लौटना है ।49। (रुकू) 

तू कह दे कि हे सभी लोगो ! मैं तुम्हारे 
लिए केवल एक खुला-खुला सतर्ककारी 
हूँ ।50। 

अत: वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए उनके लिए क्षमादान है और 
एक सम्मान युक्त जीविका है ।5!। 

और वे लोग जिन्होंने हमारी चिह्नों को 
विफल करने की चेष्टा करते हुए बहुत 
भाग दौड़ की, वही नरक वाले हैं ।52। 
और हमने तुझ से पहले न कोई रसूल 
भेजा और न नबी, परन्तु जब भी उसने 
(कोई) अभिलाषा की (मन के) 
शैतान ने उसकी अभिलाषा में 
(मिलावट के रूप में कुछ) डाल दिया। 
तब अल्लाह उसे मिटा देता है जो 
शैतान डालता है । फिर अल्लाह अपनी 
आयतों को सुदृढ़ कर देता है । और 
अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) परम विवेकशील है ।53। 

(यह इस लिए है) ताकि वह उसे जो 
शैतान अपनी ओर से डाले केवल उन 
लोगों के लिए परीक्षा का कारण बना दे 


il Hs olisL 5.0 ३०४५ 
2) 838 55-2५ 220) 5 ०५2 940 
0355s 


2 NN essa 
Fs 


SSR 552, 55:4० 


Ui | (3 lan Or i |9 
0 >> 


के ~” a + + र 


0८5 ४2८ A 
i ही 4॥॥ ६ ल्‍७ 2 - be 


म 
0 ~ 


A 


A CS | ४ ८ ८! 


सूरः 22, अल-हज्ज 


जिनके दिलों में रोग है और जिनके हृदय 
कठोर हो चुके हैं । और निःसन्देह 
अत्याचार करने वाले घोर विरोध में पड़े 
हुए हैं ।54। 

और (यह इस लिए है) ताकि वे लोग 
जिन्हें ज्ञान प्रदान किया गया जान लें कि 
यह तेरे रब्ब की ओर से सत्य है । अतः 
वे उस पर ईमान ले आएँ और उसकी 
ओर उनके दिल झुक जाएँ । और 
निःसन्देह अल्लाह उन लोगों को जो 
ईमान लाए सन्मार्ग की ओर हिदायत देने 
वाला है ।55। 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया सदा 
उसके विषय में शंका में पड़े रहेंगे यहाँ 
तक कि सहसा उन तक क्रांति का पल 
आ पहुँचेगा । अथवा ऐसे दिन का 
अज़ाब उन्हें आ पकड़ेगा जो खुशियों से 
विहीन होगा ।56। 

शासन उस दिन अल्लाह ही का होगा । 
वह उनके बीच निर्णय करेगा । अत: वे 
लोग जो ईमान लाए और नेक कर्म किये 
नेमतों वाले स्वर्गो में होंगे ।57। 


और वे लोग जिन्होंने इनकार किया और 
हमारे चिह्लनों को झुठलाया तो यही हैं वे 
जिनके लिए अपमान जनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।58। (रुकू उग) 

और वे लोग जिन्होंने अल्लाह के मार्ग में 
हिजरत की, फिर वे वध किए गए 
अथवा स्वभाविक मृत्यु को प्राप्त हुए, 
अल्लाह उनको अवश्य उत्तम जीविका 


|!| पारः 7 

i 
5०५ ् Si > + > | 55 नर 5 5 
CANS Ie As 
y 5 7 w (६5 5) हु 


BoM ag $ 


PE a CS ५७ |9५ १४ a हैः 
_2॥ $४ 5४20 )४६ 205 | ५ 


) 335 HOS 
SBC AACN IIS 3 


२7 + 


® POTTY ES 


72 + 


+ CS EN CE | 2 Ed Ei ww 


og ~ 4 3.० ०) RL |e | 


7 7 LE 


CS AEROSTAR RE 


ड! yr FU ore 
SE ७G _ | 3) 9 9a २9 
& Fs Fiz i x 


FR RZ 


SE 9000 30 eles 


C63) ०६55 | 


सूरः 22, अल-हज्ज 


प्रदान करेगा । और निःसन्देह अल्लाह 
ही है जो जीविका प्रदान करने वालों में 
सर्वोत्तम है ।59| 

वह अवश्य उन्हें ऐसे स्थान में प्रविष्ट 
करेगा जिसे वे पसन्द करेंगे । और 
निःसन्देह अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने 
वाला (और) सहनशील है ।60। 

यह इसी प्रकार होगा । और जो 
(किसी पर) वैसी ही सख्ती करे जैसी 
सख्ती उस पर की गई हो और फिर 
उसके विरुद्ध (इसके परिणाम स्वरूप) 
उद्दंडता मचाई जाए तो निःसन्देह 
अल्लाह उसकी अवश्य सहायता 
करेगा । निःसन्देह अल्लाह बहुत माफ़ 
करने वाला (और) अत्यन्त क्षमाशील 
है ।6।| 

यह इस कारण है कि अल्लाह रात को 
दिन में प्रविष्ट करता है और दिन को 
रात में प्रविष्ट करता है और अल्लाह 
बहुत सुनने वाला (और) गहन दृष्टि 
रखने वाला है ।62। 

यह उसी प्रकार है क्योंकि अल्लाह ही 
सत्य है और जिसे वे उसके सिवा 
पुकारते हैं वही मिथ्या है । और 
निःसन्देह अल्लाह ही बहुत ऊँची शान 
वाला है (और) बहुत बड़ा है ।63। 

क्या तूने देखा नहीं कि अल्लाह ने 
आकाश से पानी उतारा तो धरती उससे 
हरी-भरी हो जाती है । निःसन्देह 
अल्लाह बहुत सूक्ष्मदर्शी और सदा 
अवगत रहता है ।64। 


¢ 2% BR Se” % 
| HY 
RZ BRI 


७39 ३४४ 


232७3 रह 24 5 
os EG 


Z 5 7 ET SO Nr | 
oped] (भय | 9० JMS 
3R2 


> 
OAS 
7 
Ek द | ~< 4८ (40॥ 5 हक | 
ssf ENS al © > | 
Zz 5 bg न x Er > या St 
| (3) ० 4 «5० )2) | ~ 
a Fs ८ ~ 
OHSS 
7 


सूरः 22, अल-हज्ज 


उसी का है जो आसमानों में है और जो 
धरती में है । और निःसन्देह अल्लाह 
ही है जो बेपरवा (और) अति 
प्रशंसनीय है ।65। (रुकू ङ) 

क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो 
कुछ धरती में है तुम्हारे लिए सेवा 
पर लगा दिया है और नौकाओं को 
भी । वे उसकी आज्ञा से समुद्र में 
चलती हैं । और वह आसमान को 
रोके हए है कि वह उसके आदेश के 
बिना धरती पर न गिरे। नि:सन्देह 
अल्लाह मनुष्यों पर बहुत ही 
दयाशील (और) बार-बार कृपा करने 
वाला है ।66। 

और वही है जिसने तुम्हें जीवित किया 
है । फिर वह तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें 
जीवित करेगा । निःसन्देह मनुष्य बड़ा 
कृतघ्न है ।67। 

प्रत्येक संप्रदाय के लिए हमने कुर्बानी 
की विधि निर्धारित की है जिसके 
अनुसार वे कुर्बानी करते हैं | अत: वे इस 
विषय में तुझ से कदापि कोई झगड़ा न 
करें और तू अपने रब्ब की ओर बुला । 
निःसन्देह तू हिदायत की सीधी राह पर 
(अग्रसर) है ।68। 

और यदि वे तुझ से झगड़ा करें तो कह दे 
कि अल्लाह उसे ख़ूब जानता है जो तुम 
करते हो ।69। 

अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे बीच 
उस विषय में फैसला करेगा जिस में तुम 
मतभेद करते थे ।70। 


[} पारः 7 


Bl sedans 


[5 ee wR 5 a 

AN Ee FS ~ ५०65 ४ Rr Te £ Fe Cbd 
है? 20274 कह कह ४ 
b 5 हक री + छठ Pa > CIA > 
DS AE Rg S ys 
PINE ESS Ns 


£ > हू 3 र हर + + र § 
SHADED SGN) 


925 
LE nf | र , ~ ~ 
Saigo Sh sil s23 


~ 
35S BD Fcc 


69 5 4 AYE 0 
DSS OSYIO) » 2५३९ 


EMRE SAUCE 
७) ६38 HN HENS 


20% 2% Z pe) ४६ Gib 538; ~ 
CHGS 


Cd | BA 2 

[a >> > | AW Us 5] 3 ~ | > ~ 
? le 4| कक, 59 ~) 3 
(9 Gite 5 
> 5] 2 $ 2 

(3 A) ~ “ 2“ हद ४025 537 AW 
~” ° „ | [9 ०0+ | 
© < ks 4424 Paes 

(मर ©) ५+ 
OANA 


सूरः 22, अल-हज्ज 


क्या तुझे जानकारी नहीं कि अल्लाह उसे 
जानता है जो आसमान और धरती में है। 
निश्चित रूप से यह (सब कुछ) एक 
पुस्तक में है । निःसन्देह यह बात 
अल्लाह के लिए सरल है ।7।। 

और वे अल्लाह के सिवा उसकी उपासना 
करते हैं जिस के बारे में उसने कोई 
निर्णायक तर्क नहीं उतारा और जिसकी 
उन्हें कोई जानकारी नहीं 
अत्याचारियों के लिए कोई सहायक नहीं 
होगा ।72। 

और जब उन के समक्ष हमारी खुली- 
खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके 
चेहरों पर जिन्होंने इनकार किया तू 
अप्रियता (के लक्षण) पहचान लेता है। 
सम्भव है कि वे उन पर झपट पड़ें जो 
उनके सामने हमारी आयते पढ़ते हैं । 
अतः तू कह दे कि क्या मैं तुम्हें इससे 
अधिक बुराई वाली बात से अवगत 
करूं । (अर्थात) आग । उसका 
अल्लाह ने उनसे वादा किया है 
जिन्होंने इनकार किया और वह बहुत 
ही बुरा ठिकाना है ।73। (रुकू उह ) 
हे मनुष्यो ! एक महत्वपूर्ण उदाहरण 
वर्णन किया जा रहा है । अतः इसे 
ध्यानपूर्वक सुनो । निःसन्देह वे लोग 
जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो 
कदापि एक मक्खी भी न बना सकेंगे 
चाहे वे इसके लिए इकट्रे हो जाएँ । 
और यदि मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो 
वे उसको उससे छुड़ा नहीं सकते । क्या 


(| | पारः 7 


SSN BGS 
5) iis 5) g,+ ० 
WS SENS UNS 


| 
Fs ~ 08 


Os 50| Uk 


gd Gig be 0352555 
i जी re 2 नर gs ES |> 
७ Se Cod 

33 re Cagle 03] 9 
63565 SL) € | | 9.25 ३००) 2१०३ 
jo + CS 2 ~ Ly 
ERSTE 
ji CH ih sss 


(४ 


८८ ass) Pd र 
रू ७ 2.३० ३ 


Gv 


4 
52 ४5 


~ र हरा [ 2 

| xa ७ € Ce 2 
> - i ¢ ¢ 

ED i 


्ू[ 
(| हे 
> 


Es 


EE! 


~ 3C_\ 


Re 500) SEEN OE 
A YES Ct 85 मेक 


BA 


न 
De rite 


RE, | कै a |x 


EE 


सूरः 22, अल-हज्ज 


ही असहाय है (वरदान) माँगने वाला 
और वह जिससे (वरदान) माँगा जाता 
है ।74। 

उन्होंने अल्लाह की महानता का वैसा 
अनुमान नहीं लगाया जैसा कि उसका 
अनुमान लगाना चाहिए था । निःसन्देह 
अल्लाह बहुत शक्तिशाली (और) पूर्ण 
प्रभुत्व वाला है ।75। 

अल्लाह फरिश्तों में से रसूल चुनता है 
और मनुष्यों में से भी । निःसन्देह 
अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) गहन 
दृष्टि रखने वाला है ।76। 

वह जानता है जो उनके सामने है और 
जो उनके पीछे है । और अल्लाह ही की 
ओर (सब) मामले लौटाए जाएँगे ।77। 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! रुकू करो 
और सजदः करो और अपने रब्ब की 
उपासना करो । और अच्छे कर्म करो 
ताकि तुम सफल हो जाओ ।78। 


और अल्लाह के संबंध में जिहाद करो 
जिस प्रकार उसके लिए जिहाद करना 
उचित है । उसने तुम्हे चुन लिया है और 
तुम पर धर्म के मामलों में कोई तंगी नहीं 
डाली । यही तुम्हारे पिता इब्राहीम का 
धर्म था । उस (अर्थात्‌ अल्लाह) ने 
तुम्हारा नाम मुसलमान रखा । (इस 
से) पूर्व भी और इस (कुरआन) में भी । 


|}! पारः 7 


42 4 ४० 


© Doll VU) 


CF 9 ५.) रू RA | (2 Hla) 4% | 


ris >> ० 


sels ८3 ०७:०२ OE 
IHN EFAS 
lia 
PNAS ICE SHEE 
७७५५४ 
Hpi Biss 
AMG SEs ८८ 5 »< 


72 + 


® >) | sli C= 
(०३3 sss Cis 77 ~ CE 
sk | Fi Osos 


2A 


TOs 
as 





$ इस पवित्र आयत में एक ईश्वरीय परम्परा को निश्चित नियम स्वरूप वर्णन किया गया है जिसके 
समाप्त होने का कोई उल्लेख नहीं । अर्थात्‌ यह कि अल्लाह तआला फ़रिश्तों को अथवा मनुष्यों को 


सदा अपना रसूल बना कर भेजा करता है । 


सूरः 22, अल-हज्ज [}} पारः 7 


ताकि रसूल तुम सब पर निरीक्षक बन bo vere 
जाए और तुम समस्त मनुष्यों पर 

निरीक्षक बन जाओ । अतः नमाज़ को ।४८,.८5| 5 5५<= | । $| 9 ६/५. 
क़ायम करो और ज़कात दो और अल्लाह Sa Ns ८ bi 
को दृढ़ता पूर्वक थाम लो । वही तुम्हारा 29 525% 5०५ 


स्वामी है । अत: क्या ही अच्छा स्वामी ह ORs 
और क्या ही अच्छा सहायक है ।79।" 
(रुकू उत) 





* इस आयत में ध्यान देने योग्य बात मुख्यतः यह है कि मुस्लिम शब्द पर किसी का एकाधिकार नहीं। 
इस्लाम से बहुत पूर्व ही अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी जाति को 
मुस्लिम घोषित किया था । 
इसके बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का समस्त मुसलमानों पर शहीद अर्थात्‌ 
निरीक्षक होने का उल्लेख है और मुसलमानों का शेष दूसरी जातियों पर शहीद होने का वर्णन है । 
जिन अर्थो में हज़रत मुहम्मद सल्ल. अपने समय में शहीद थे, ठीक उसी प्रकार आप सल्ल. का 
अनुसरण करते हुए मुसलमान दूसरों पर शहीद हैं । परन्तु शहीद होने का यह अर्थ नहीं कि दूसरों को 
ज़बरदस्ती अपनी पसंद का मुसलमान बनाया जाए । क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्ल. ने शहीद होते 
हुए भी कभी आक्रामक रूप से युद्ध नहीं किया और न ही किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया । 


[| 


१ 
23- सूरः अल-मु मिनून 

मक्का में अवतरित होने वाली यह अन्तिम सूरतों में से है । बिस्मिल्लाह सहित 
इसकी ।।9 आयें हैं । 

पिछली सूरः के अन्त पर यह उल्लेख था कि वास्तविक सफलता नमाज़ को 
क़ायम करने और ज़कात अदा करने तथा इस बात में है कि अल्लाह तआला को दृढ़ता 
पूर्वक थाम लिया जाए । अतएव जिस महान सफलता का इसमें संकेत मिलता है उसका 
विस्तृत विवरण सूरः अल मु'मिनून की प्रारम्भिक आयतों में उल्लेख है कि सफलता 
प्राप्त करने वाले वे मोमिन हैं जो केवल नमाज़ को क़ायम नहीं करते और ज़कात अदा 
नहीं करते बल्कि उनमें और भी अनेकों गुण पाये जाते हैं । वे दोनों प्रकार के गुण हैं 
अर्थात्‌ किन-किन बातों से बचते हैं और किस प्रकार के नेक कर्म करते हैं । 

इसके बाद यह भी कहा गया है कि यद्यपि जीवन का पानी आकाश से उतरता है 
और उसके बार-बार आकाश से उतरने की व्यवस्था मौजूद है । परन्तु यदि किसी कारण 
अल्लाह तआला मानव जाति को सीख देना चाहे तो वह इस बात पर समर्थ है कि इस 
पानी को वापस ले जाए । ये दो प्रकार से सम्भव है । पहला यह कि आकाश की 
ऊँचाइयों से पानी को बार-बार वापस भेजने की जो व्यवस्था है, उसमें अल्लाह तआला 
कोई परिवर्तन कर दे । जैसा कि सृष्टि के प्रारम्भ में धरती का पानी निरन्तर वाष्प के रूप 
में आकाश की ओर उठता रहा और जब बरसता था तो बीच की तप्त वायुमण्डल के 
कारण पुनः वापस उठ जाता था । दूसरा वह है जो साधारणतः दिखाई देता है कि जब 
पानी धरती की गहराई में उतर जाए तो फिर गहरे कुओं की निम्नस्तर से भी नीचे चला 
जाता है । 

इसके बाद फिर पानी के विषयवस्तु को आगे बढ़ा कर उन नौकाओं का वर्णन है 
जो पानी पर चलती हैं । और इसी प्रकरण में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नौका का भी 
वर्णन आया है कि पानी के ऊपर नौकाओं को चलने की क्षमता तभी प्राप्त होती है जब 
अल्लाह तआला की आज्ञा हो । भारी से भारी तूफान में भी नौकाएँ पानी पर सुरक्षित 
चलती रहती हैं । और कभी-कभी हल्के से तूफान से भी डूब जाती हैं । जब जातियाँ 
अपने ऊपर उतारी गई आध्यात्मिक आसमानी पानी से कृतघ्नता पूर्वक व्यवहार करती 
हैं तो भौतिक पानी की भाँति उस आध्यात्मिक पानी से भी अल्लाह उन्हें वंचित कर देता 
है और यह बात भी उन्हें लाभ नहीं पहुँचाती कि मूसलाधार वर्षा की भाँति लगातार उन 
में रसूल आते रहे हैं, परन्तु सब के इनकार करने पर वे अड़े रहते हैं । 

फिर ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों का वर्णन किया गया जहाँ पानी के स्रोत फूटते थे । जो दिल 


(0 ] 


की शान्ति और सन्तुष्टि के कारण बनते थे । हज़रत मसीह अलै. और उनकी माता को 
शत्रुओं से बचाते हुए अल्लाह तआला इसी घाटी की ओर ले गया । अनुमान और 
निशानियों से स्पष्ट होता है कि यह कश्मीर की घाटी ही है । 

इसके बाद आयत संख्या 79 में यह विषयवस्तु वर्णन किया गया है कि विकास के 
क्रम में मनुष्य को सब से पहले श्रवण शक्ति प्रदान की गई थी । और इसके बाद 
दृष्टिशक्ति और फिर वे हृदय प्रदान किये गये जो गहन ज्ञान शक्ति रखते हैं और प्रत्येक 
प्रकार के आध्यात्मिक विषय को समझने का सामर्थ्य रखते हैं । 

इसके बाद कुछ ऐसी आयतें आती हैं जिनके विषयवस्तु उन आयतों से मिलते 
जुलते हैं जिन का विस्तृत विवरण पहले हो चुका है फिर एक ऐसी आयत है जो एक 
नये विषयवस्तु को प्रस्तुत कर रही है । क़यामत के दिन जब मनुष्यों से यह प्रश्‍न किया 
जाएगा कि तुम धरती में कितनी देर रहे हो ? तो वे कहेंगे, शायद एक दिन अथवा उस 
का कुछ भाग । इसके उत्तर में अल्लाह तआला यह कहेगा कि वास्तव में तुम इस से भी 
बहुत कम समय वहाँ ठहरे हो । इससे तात्पर्य मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जीवित होने तक के 
समय की लम्बाई है । भौतिक जगत इतना दूर दिखाई देगा कि जैसे अचानक बीत गया । 
और यह वह विषय जो मनुष्य के दैनिक अनुभव में आया है कि बहुत दूर के सितारे जो 
अपनी विशालता में सूर्य और चन्द्रमा तथा समग्र सौर मण्डल से भी बहुत बड़े हैं देखने में 
वे मात्र छोटे छोटे बिन्दुओं की भाँति लगते हैं । 

इस सूर: की अन्तिम आयत एक दुआ के रूप में है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को इन शब्दों में सिखाई गई कि अपने रब्ब को सम्बोधन करके यह 
विनती किया कर कि हे मेरे रब्ब ! क्षमा कर दे और दया कर । तू सब दया करने वालों में 
बेहतर दया करने वाला है । 

चरर 


सूरः 23, अल-मु मिनून 











मे अ अ अ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 


A 


निःसन्देह मोमिन सफल हो गए ।2। 


वे जो अपनी नमाज़ में विनम्रता करने 
वाले हैं ।3। 

और वे जो व्यर्थ (बातों) से बचने वाले 
हैं ।4। 

और वे जो (विधिवत) ज़कात अदा 
करने वाले हैं ।5। 

और वे जो अपने गुप्तांगों की सुरक्षा 
करने वाले हैं ।6। 

परन्तु अपनी पत्नियों से नहीं अथवा 
उनसे (भी नहीं) जिनके स्वामी उनके 
दाहिने हाथ हुए । निःसन्देह वे धिक्कारे 
नहीं जाएँगे ।7। 

फिर जो इससे हट कर कुछ चाहे तो 
यही लोग ही सीमा का उल्लंघन करने 
वाले हैं ।8। 

और वे लोग जो अपनी अमानतों 
और अपनी प्रतिज्ञा की निगरानी 
करने वाले हैं ।9। 

और वे लोग जो अपनी नमाज़ों के रक्षक 
बने रहते हैं ।।0| 

यही हैं वे जो उत्तराधिकारी बनने वाले 
हैं |] | 





EE 


SECs ५६५3-८४ 


a ही ॥ sb की पी (3 क > 4 
(७) Oe ~ Fhe 2 | 


& | शा. है | | Nzz fas 7 
“oD ~ BNE ye 3 
Ce 5 | | 


OO sw) 


57 7 2 


BES «&:५ २ BCS 
@) Os) 


Cogs 35:58 


2 22% लि # | ह 7 
OOH) HAs 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


(अर्थात)) वे जो फ़िरदौस के 
उत्तराधिकारी होंगे । वे उसमें सदा रहने 
वाले हैं ।2। 

और निःसन्देह हमने मनुष्य को 
गीली मिट्टी के सार-तत्त्व से पैदा 
किया ।॥3। 

फिर हमने उसे वीर्य के रूप में एक ठहरने 
के सुरक्षित स्थान में रखा ।।4। 

फिर हमने उस वीर्य को एक (खून का) 
थक्का बनाया । फिर थक्‍्के को मांसपिंड 
(की भाँति जमा हुआ खून) बना दिया । 
फिर उस मांसपिंड को हड्डियाँ बनाया, 
फिर हड्डियों को माँस पहनाया । फिर 
हमने उसे एक नई सृष्टि के रूप में 
विकसित किया । अतः एक वही 
अल्लाह मंगलमय सिद्ध हुआ जो 
सर्वोत्कृष्ट सृष्टिकर्ता है ।।5। 

फिर अवश्य तुम उसके पश्चात्‌ मृत्यु को 
प्राप्त करने वाले हो ।।6। 

फिर अवश्य तुम क़यामत के दिन उठाए 
जाओगे ।7। 

और निःसन्देह हमने तुम्हारे ऊपर सात 
मार्ग बनाए हैं और हम सृष्टि से बेख़बर 
रहने वाले नहीं ।8।" 

और हमने आसमान से एक अनुमान के 
अनुसार पानी उतारा । फिर उसे धरती में 
ठहरा दिया और हम उसे (वापस) ले 
जाने पर भी अवश्य सामर्थ्य रखते हैं ।।9। 


(| पारः 8 


(६23 > + ~ 3553} ८०% ~ 5० 
$28 LIN OH Ci 


© ~ 2 | 

O35 

ह) 5 2 i ३% er 
GALT GI ५४० २०४५ 


Z > 
6) CS 7 6 MSC 
)६)* KE! ८3 2a) aS 
A 9 2 >_> 
Z Z 


~ To? lS 
+५० | % 


Lo 
Ci dd A ६ ZR 
55) si | ® 235८ Aa SNES ० 
Z 7 3 42 iE Z £ > 
be | Eo >| TATE हू 4 25 
नी 


252 > 2 3 
Z ik Fs) £574 eee 


I 4 डै र 2]:.| | INES 
ils Ss C2) sha) 
ce | 2 Zs (०४ &) igi bl 
OANA :> 


boi | सदर, 2-8 
(9 os) rT | ७” 37 FS w ws 
() Ss | | ड | i 
OI द ५2 “~ I 


2०० PR हर 57 क ir कि 

OOF ANE »; 

EIR SA CEN 

CTREN ICI ८५५ 

Ge |, | Re 4३ Be a 6 2 

०४५ 2) > छः 

4:८2 £ 5 ~ | Geb GE ३72 

3०५9 2-2 5६५५ cod (2 U9 
प्र ~ 

bs pt cE ~ k ~ PC 

ols 25३४ 

ट ४. |x 

SOI 





* यहाँ मनुष्यों के ऊपर सात आसमानी मार्गो का वर्णन मिलता है । सात के अंक से अभिप्राय ऐसा 
अंक है जो बार-बार दोहराया जाता है जैसा कि सप्ताह, प्रत्येक सात दिन के बाद दोबारा आता है। 
अतः सात मार्ग से तात्पर्य अनगिनत अकाशीय मार्ग हैं । 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


फिर हमने उसके द्वारा तुम्हारे लिए 
खजूरों और अंगूरों के बगीचे विकसित 


किये । उनमें तुम्हारे लिए बहुत फल ६ 


(लगते) हैं । और उनमें से तुम खाते भी 
हो ।20। 

और एक ऐसा वृक्ष उगाया जो सैना पर्वत 
में निकलता है, जो तेल और खाने वालों 
के लिए एक प्रकार की तरकारी के रूप 
में उगता है ।2। 

और निःसन्देह तुम्हारे लिए चौपायों में 
एक शिक्षा है । हम तुम्हें उसमें से जो 
उनके पेटों में है पिलाते हैं और तुम्हारे 
लिए उनमें बहुत से लाभ हैं । और उन्हीं 
में से कुछ तुम खाते भी हो ।22। 

और उन पर तथा नौकाओं पर भी तुम 
सवार किए जाते हो ।23। (रुकू--) 

और निःसन्देह हमने नूह को उसकी 
जाति की ओर भेजा तो उसने कहा, हे 
मेरी जाति ! अल्लाह की उपासना करो। 
तुम्हारे लिए उसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं । अत: क्या तुम तक़वा 
धारण नहीं करोगे ? ।24। 

इस पर उन सरदारों ने जिन्होंने उस 
की जाति में से इनकार किया, कहा 
यह तो तुम्हारी भाँति एक मानव के 
अतिरिक्त कुछ नहीं । यह चाहता है 
कि तुम पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध 
करे। और यदि अल्लाह चाहता तो 
फ़रिश्ते उतार देता । हमने तो अपने 
पिछले पूर्वजों के सम्बन्ध में ऐसा 
नहीं सुना ।25। 


|} पारः 8 
5S ASI (६३3 ~) § 

y i 5 

७०५8४ ५-५५ 


Zr” 


SLID LENS ६ «०३ 
i जि करंटमी [४४५४३ 7005 
60 03 sg Ss 
wil ess 
SES HE SEE 8 


Les 
oS 


EAS slr 


® ~ ०३4६ Jf 
Cisse] 


42 9 6.3 (546 RINNE 

ee Nes 
CET eG Ret 
Gls ible se 


CSE 


सूर :2 3 9 अल -मु 'मिनून 


यह तो केवल एक मनुष्य है जो 
उन्मादग्रस्त हो गया है । अतः कुछ 
समय तक इसके (परिणाम के) बारे में 
प्रतीक्षा करो ।26। 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मेरी 
सहायता कर, क्योंकि इन्होंने मुझे 
झुठला दिया है ।27। 

अतः हमने उसकी ओर वहइ की, कि 
हमारी आँखों के सामने और हमारी 
वहइ के अनुसार एक नौका निर्मित 
कर। फिर जब हमारा आदेश आ जाए 
और (धरती का) स्रोत फूट पड़े तो 
इसमें प्रत्येक (आवश्यक जीव-जन्तु) 
में से जोड़ा-जोड़ा और अपने घर वालों 
को भी सवार कर ले । उनमें से सिवाए 
उसके जिसके विरुद्ध निर्णय हो चुका 
है। और मुझ से उन लोगों के बारे में 
कोई बात न कर जिन्होंने अत्याचार 
किया । निःसन्देह वे डुबो दिए जाने 
वाले हैं ।28। 

अतः जब तू और वे जो तेरे साथ हैं 
नौका पर सवार हो जायं, तो यह कह 
कि समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है 
जिसने हमें अत्याचारी लोगों से मुक्ति 
प्रदान की ।29| 

और तू कह कि हे मेरे रब्ब ! तू मुझे 
एक ऐसे स्थान पर उतार जो मंगलमय 
हो । और तू उतारने वालों में सबसे 
उत्तम है ।30। 

निःसन्देह इसमें बड़े-बड़े चिह्न हैं । और 
हम अवश्य परीक्षा में डालने वाले थे ।3। 


IE पारः 8 


> AG Cl De 
(9८४ 2७५४-४२ 5० ४! 320) 
| 


७४» 55 
OHI ७, 5 IIE 


tai Css 
SHBG CS 
2४४ 5355 ४३.६3 < 7.७ 
Tale SSNs 

AEN BEN ५ ५ 
DES | 


_9 or 


CEE gE Nil 
Sys ay aad ६ 
OES 7४! २» 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


फिर हमने उनके पश्चात्‌ दूसरे युग के 
लोग पैदा कर दिए ।32। 

फिर हमने उनमें भी उन्हीं में से एक 
रसूल भेजा (जो कहता था) कि अल्लाह 
की उपासना करो । उसके सिवा तुम्हारे 
लिए कोई उपास्य नहीं । अतः क्या तुम 
तक़वा धारण नहीं करोगे ? ।33। 

(रुकू --) 
और उसकी जाति के उन सरदारों ने 
जिन्होंने कुफ़ किया और परकालीन 
साक्षातकार का इनकार कर दिया । 
जबकि हमने सांसारिक जीवन में उनको 
बहुत समृद्धि प्रदान की थी, कहा कि 
यह तो तुम्हारी भाँति मनुष्य के सिवा 
कुछ नहीं । उन्हीं वस्तुओं में से खाता है 
जिनमें से तुम खाते हो और उन्हीं 
पदार्थो में से पीता है जिनमें से तुम पीते 
हो ।34। 
और यदि तुमने अपने ही जैसे किसी 
मनुष्य का आज्ञापालल किया तो 
निःसन्देह तुम बहुत हानि उठाने वाले 
हो जाओगे ।35। 
क्या यह तुम्हें इस बात से डराता है कि 
जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और 
हड्टियाँ हो जाओगे तो तुम (जीवित 
करके) निकाले जाओगे ।36। 
दूर की बात है, बहुत दूर की बात 
है जिसका तुम से वादा किया जाता 
है ।37| 
हमारा तो केवल यही संसार का जीवन 
है । हम (यहीं) मरते भी हैं और जीवित 


BOR) ०३३ 2a ye ५5४४5 
[34:20 553 ५३८: 2७३ SG 
YT Liss 


Y 


हि. OO 


Y 


L (RSS 
oS 


LCR SE YNIGS 
ae | 3>Yl ४ है:38 |») “DS 


Fz 


~ 


YG Ess 


gg XS 


CIES 

| त्ब Dus a४ £| 2 2 Di 
5 20 565 els) SS 3 
2 4८9 ५ द र sf [5 Le ५5 

) () )9३ ४५ >> | a 9 


C353 CHELE YT 


नी 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


भी रहते हैं और हम कदापि उठाए नहीं 
जाएँगे ।38। 

यह केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 
अल्लाह पर झूठ गढ़ा है और हम इस पर 
ईमान लाने वाले नहीं ।39| 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मेरी 
सहायता कर क्योंकि इन्होंने मुझे 
झुठला दिया है ।40| 

उस ने कहा थोड़ी देर में ही वे अवश्य 
लज्जित हो जाएँगे ।4। 

अतः उनको एक धमाकेदार ध्वनि ने 
सत्य (वचन) के अनुरूप आ पकड़ा 
और हमने उन्हें कूड़ा-करकट बना 
दिया। अतः अत्याचारी लोगों पर 
लानत हो ।42। 

फिर हमने उनके पश्चात्‌ दूसरे युग वालों 
को पैदा किया ।43। 

कोई जाति अपनी निर्धारित अवधि से न 
आगे बढ़ सकती है और न पीछे हट 
सकती है ।44। 

फिर हमने अपने रसूल लगातार भेजे । 
जब भी किसी जाति की ओर उसका 
रसूल आया तो उन्होंने उसे झुठला 
दिया। अतः हम उनमें से कुछ को कुछ 
दूसरों के पीछे लाए । फिर हमने उन्हें 
क्िस्से-कहानियाँ बना दिया । अतः 
ला नत हो ऐसे लोगों पर जो ईमान नहीं 
लाते ।45। 

फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून 
को अपने चिह्र और खुला-खुला 
अकाट्य प्रमाण के साथ भेजा ।46। 


5) Z 23% Id 2 4 RENE | ~ 
~ | SS ——४2 CS > 9 


[|| पारः 8 


29 
आप 5 


€) ON 9 CS bs 


OU 50) a OS ७s 


७५३४७ ७ JOIN 


दः 


OCD Cas Uh [oe 


~ 


\ 


s 


REET 3 FE ~ 5 5 jo ग 


4A 


OOo} (१४९ |-०८३ £ 


I% 2 


(9 CR) (3522 2 (2 ६ 5 |e 


Gs 5 i Los 


ce £” AOE UEREE 
Al EES SES ४ : )| «5 


[oes ह > 57 [ein Ce 28०४६ ६) CIS Br 


~ 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


फ़िरऔन और उसके सरदारों की ओर, 
तो उन्होंने अहंकार किया और वे उद्दंडी 
लोग थे ।47। 

अतः उन्होंने कहा, क्या हम अपने 
जैसे दो मनुष्यों पर ईमान ले आएँ 
जबकि इन दोनों की जाति हमारी 
दास है ।48| 

अतः उन दोनों को उन्होंने झुठला दिया 
और वे स्वयं तबाह किए जाने वालों में 
से बन गए ।49। 

और निःसन्देह हमने मूसा को 
पुस्तक प्रदान की थी ताकि वे 
हिदायत पाएँ ।50। 

और मरियम के पुत्र को और उसकी माँ 
को भी हमने एक चिह्न बनाया था । और 
उन दोनों को हमने एक ऊँचे स्थान की 
ओर शरण दी जो शांतिमय और 
जलस्रोत युक्त था ।5।। (रुकू --) 

हे रसूलो ! पवित्र वस्तुओं में से खाया 
करो और नेक कर्म किया करो । जो कुछ 
तुम करते हो उसका मैं अवश्य स्थायी 
ज्ञान रखता हूँ ।52। 

और निःसन्देह यह तुम्हारी जाति एक 
ही जाति है और मैं तुम्हारा रब्ब हूँ । 
अतः मुझ से डरो ।53। 

फिर उन्होंने अपने मामले को अपने बीच 
ट्कड़े-टुकड़े (कर) बाँट लिया । सभी 
समूह उस पर जो उनके पास था अहंकार 
करने लगे ।54। 

अतः उन्हें उनकी अज्ञानता में कुछ समय 
के लिए छोड़ दे ।55। 


[+ 


पारः 8 
- FE Na >> | 
(32४०-०५ DYESS SCN) 

SEG ४४४५ 
Cis _४ ८5) Sal HG 
B63 bless 


कद > DI 5 टू ~ ६5 
Sal 62% SLs 2५55५ 


5५ ~ Dd 


ASSN EPs 
OLE 


Rg 2 


PEERS IE pee 
Gili es 


£2 b FS A 


ZAR 22%27 222 2T FSF 25% 
OPN 27% 


C= {~ E ~ 5% >> 57% 
OU (9 ~ > 2 ~) SS 
Z 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


क्या वे यह विचार करते हैं कि हम जो 
धन और संतान के द्वारा उनकी सहायता 
करते हैं, ।५6। 

हम उन्हें भलाइयों में आगे बढ़ा रहे हैं ? 
नहीं, नहीं ! वे कुछ सूझ-बूझ नहीं 
रखते ।57। 

निःसन्देह वे लोग जो अपने रब्ब के रोब 
से डरने वाले हैं ।58। 


और वे लोग जो अपने रब्ब की आयतों 
पर ईमान लाते हैं ।59। 

और वे लोग जो अपने रब्ब के साथ 
साझीदार नहीं ठहराते ।60। 

और वे लोग कि, जो भी वे देते हैं इस 
प्रकार देते हैं कि उनके दिल (इस सोच 
से) डरते रहते हैं कि वे अवश्य अपने 
रब्ब के पास लौट कर जाने वाले हैं ।6]। 
यही वे लोग हैं जो भलाइयों में तेज़ी से 
आगे बढ़ रहे हैं और वे उनमें आगे बढ़ 
जाने वाले हैं ।62। 

और हम हर एक जान को उसकी शक्ति 
के अनुसार ही बाध्य करते हैं । और 
हमारे पास एक पुस्तक है जो सच 
बोलती है । और उनपर अत्याचार नहीं 
किया जाएगा ।63। 

वास्तविकता यह है कि उनके दिल 
उससे बेखबर हैं । और इसके अतिरिक्त 
भी उनके ऐसे कर्म हैं जो वे किया करते 
हैं ।64। 

यहाँ तक कि जब हम उनके सम्पन्न 
व्यक्तियों को अज़ाब के द्वारा पकड़ लेते 


RRZ | 


dese 55s 0s 


(9 छ हा ~¢} 5 Ll | PN 


७०३१ ००/४४ ३ ० +--३ sl 
७८9४. 


(535 (8 सील 77 कह ४ es Zz २% “ile ~ Ys 
GREER ३०५०: | 5222 5५ 
७0५०-८४ SNS 


PES ७ ~ 2 INE 
७89५० ७ be ONES 


__9> 


C 
6 ७ 
. 
\ 
bt 
कक 
Fr 

३६-\ 
\ 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


हैं तो सहसा वे चीख़ने-चिल्लाने लगते 
हैं ।65| 

आज के दिन न चिल्लाओ । कदापि तुम्हें 
हमारी ओर से कोई सहायता नहीं दी 
जाएगी ।66। 

तुम्हारे समक्ष मेरी आयतें पाठ की जाती 
थीं फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल 
फिर जाते थे ।67। 

(उस पर) अहंकार करते हए, इसके बारे 
में रातों को बैठकें लगाते हुए निरर्थक 
बातें करते थे ।68। 

अतः क्या उन्होंने इस बात पर विचार 
नहीं किया अथवा उन तक कोई ऐसी 
बात पहुँची है जो उनके पिछले पूर्वजों 
तक नहीं पहुँची थी ? ।69। 

अथवा क्या उन्होंने अपने रसूल को 
पहचाना नहीं इसलिए वे उसके इनकार 
करने वाले हो गए हैं ।70। 

अथवा वे कहते हैं कि उसे उन्माद हो 
गया है ? नहीं, बल्कि वह उनके पास 
सत्य लेकर आया है । जबकि उनमें से 
अधिकतर सत्य को नापसंद करने वाले 
हैं ।7। | 

और यदि सत्य उनकी इच्छाओं का 
अनुसरण करता तो अवश्य आकाश 
और धरती और जो कुछ उनमें है 
सबके सब बिगड़ जाते । 
वास्तविकता यह है कि हम उन्हीं 
का उपदेश उनके पास लाए हैं और 
वे अपने ही उपदेश से मुंह मोड़ रहे 
हैं ।72। 


पारः 8 
L ८03 क 29 / | jr 
35S 225) 


@ O32 Ys 2G) £9: || SY 


= 2 
ks Z DR दर र 6 52 Ce °| 5 ४३३ 
Uh -५9०५ AS (4४ ५०-०० -७ 
है ~ 
2 ८ [a म ० ९2 
(95 
~ यु 


जज 2% 


है 
० 
DN 
३६ 
७ 
हि 


72 
Cid C३ 
+ 
|. 5७ C= 


«8५% हुए . 2 

2 a ५ io Z 
GN BEEY *+>१०१ sf 
७6% 5 Gl AIST 


KS Cd BE २० | पउ ङ | 9 
5 Ce ४5 _ 5395८. ,००॥ 
3 5366 28.०५ ४2-२2 >& | 


> 4, 2 र 2 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


क्या तू उनसे कोई प्रतिफल मांगता है ? 
अतः (वे याद रखें कि) तेरे रब्ब का 
अनुदान अत्युत्तम है और वह जीविका 
प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है ।73। 
और निःसन्देह तू उन्हें सन्मार्ग की ओर 
बुला रहा है ।74। 


और निःसन्देह वे लोग जो परलोक पर 
ईमान नहीं लाते सन्मार्ग से भटक जाने 
वाले हैं ।75। 

और यदि हम उन पर दया करते और 
जो पीड़ा उन्हें है उसे दूर कर देते तो वे 
अवश्य अपनी उद्दण्डता में भटकने 
लगते ।76। 

और निःसन्देह हमने उन्हें अज़ाब के 
द्वारा पकड़ लिया । अत: न उन्होंने अपने 
रब्ब के समक्ष विनम्रता अपनाई और न 
वे अनुनय -विनय करते थे ।77। 

यहाँ तक कि जब हमने कठोर अज़ाब का 
द्वार उन पर खोल दिया तो इस पर सहसा 
वे पूर्ण रूप से निराश हो गए ।78। 

(रुकू ग) 
और वही है जिसने तुम्हारे लिए कान 
और आँखें और दिल पैदा किए । तुम जो 
कृतज्ञता प्रकट करते हो (वह) बहुत 
कम है ।79| 
और वही है जिसने धरती में तुम्हारा 
बीजारोपण किया और उसी की ओर तुम 
इकट्रे किए जाओगे ।80। 
और वही है जो जीवित करता है और 
मारता है और रात और दिन की भिन्नता 


[| पारः 8 


2 
5 Fs ४ MD NE वी 54 bos eT 
ASIEN sf 
i कर EE, ~ >> f 
72%, Myla oa 
हि 32% I 923 


| 5 FE el eg ८ 
Bie} Ads 


© ois 


7 


| 


2 कक दर Le) र हू 2 a ¢ ~ 

UENO HIRANO 
~ 5 I~ pes w 

OL) bl) 

5 w 2 Ci ~ | 2 ~ ES 

(१ ~ G 9 go>) 929 


476५ < 


OO SEES 5 


द Ks: (5 ie CEEEE 
nS WNC nels) 29 


® 
~ 


ल 2 हा i 
BOL 2 


३६-\ 


~ 


५८56४: ००८७-३७ Fs 
£ 


६ Ld ome > I 5 के; cs > oe 
OO 5 222०८ 


Set 9० ir 
i 


SSNS GH 583 
4 se vg 4b; १६१० 
OCs bY 9 YI 


55.23 3३ 5 3s 58S 


७2 83 


EER EE 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


भी उसी के अधिकार में है । अत: क्या 
तुम बुद्धि से काम नहीं लेते ? ।8।। 
बल्कि उन्होंने वैसी ही बात कही जैसी 
पहले लोग कहा करते थे ।82। 

वे कहते थे कि क्या जब हम मर 
जाएँगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो 
जाएँगे तो क्या हम फिर भी अवश्य 
उठाए जाएँगे ? ।83। 

निःसन्देह हमसे और हमारे पूर्वजों से भी 
इससे पूर्व यही वादा किया गया था । 
यह तो केवल पहले लोगों की कहानियाँ 
हैं ।84| 

तू पूछ कि धरती और जो कुछ उसमें है 
वह किसका है ? (बताओ) यदि तुम्हें 
ज्ञान है ।85। 

वे कहेंगे अल्लाह ही का है । कह 
दे कि क्या फिर तुम सीख नहीं 
लोगे? ।86। 

पूछ कि कौन है सात आसमानों और 
महान अर्श का रब्ब ? ।87। 


वे कहेंगे अल्लाह ही के हैं । कह, 
क्या फिर तुम तक़वा धारण नहीं 
करोगे ? ।88। 

तू पूछ कि यदि तुम जानते हो (तो 
बताओ) कि वह कौन है जिस के हाथ में 
प्रत्येक वस्तु का स्वामित्व है और वह 
शरण देता है परन्तु उसके विरुद्ध शरण 
नहीं दी जाती ? ।89। 

वे कहेंगे, अल्लाह ही की है । पूछ, फिर 
तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो ? ।90| 


if पारः 8 
OOS ६ 5 || 

७6989 ७ [5५9७ 
(७५० 56S ESE 
CREE 

Sal CSUs ES Ee 
OFF RPE YG 


Fre 85579 _/< 059 
(9 ig pode 5 

OFFI bogs: 
4 72 ह ee 4 65८१ 
NIUE ०३०० ००० _ १७ 
SES UNE 


3 


Pdr JT 2 + ¢ gprs 
OOS YS) (७ NOS ss 
Dr i 2 me 7 Cy DEES. 
9524 ४४९२ --- AIS 
०३१ 2 > ०५22 EE tog? 2 
o> ९5 4 SY Ys स 
~ en Ed 

() 


2 


A) ~ श्र i 7+ | ~ Pes 
03GB HOH ३४:- 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


वास्तविकता यह है कि हम उनके पास 
सत्य लाए हैं और निःसन्देह वे झूठ 
बोलने वाले हैं ।9।। 

अल्लाह ने कोई बेटा नहीं अपनाया 
और न ही उसके साथ कोई और 
उपास्य है । ऐसा होता तो अवश्य 
प्रत्येक उपास्य अपनी सृष्टि को लेकर 
अलग हो जाता । और अवश्य उनमें से 
कुछ, कुछ दूसरों पर चढ़ाई करते । 
पवित्र है अल्लाह उससे जो वे वर्णन 
करते हैं ।92। 

जो अदृश्य और दृश्य का जानने वाला 
है। और वह उससे बहुत उच्च है जो वे 
साझीदार ठहराते हैं ।93। (रुकू -६-) 

तू कह, हे मेरे रब्ब ! यदि तू मुझे वह 
दिखा ही दे जिससे उनको डराया जाता 
है (तो यह एक विनती है) ।94। 

हे मेरे रब्ब ! अतः मुझे अत्याचारी लोगों 
में से न बना देना ।95। 

और निःसन्देह हम उस पर अवश्य समर्थ 
हैं कि तुझे वह दिखा दे जिससे हम 
उनको डराते हैं ।96। 

उस (ढंग) से जो उत्तम है बुराई को हटा 
दे । हम उसे सब से अधिक जानते हैं जो 
वे बातें बनाते हैं ।97। 

और तू कह कि हे मेरे रब्ब ! मैं 
शैतानों की कु-प्रेरणा से तेरी शरण 
माँगता हूँ ।98। 

और हे मेरे रब्ब मैं (इस बात से भी) 
तेरी शरण माँगता हूँ कि वे मेरे निकट 
फटके ।99| 


(| पारः 8 


4,2 <: ¢ 555 2०% 
OOPS oe) 9b oe 


0 


०हि© 
@ 
(धर 
5 
हे 
| 


| 2 
4 
Cok) > i | 9८] ठ i AS . #5 YG w ~ 
acc i ~ + हम 


er 5 20006 SY 
B03 


i 06 0 2 653] 


| पी 5 o> 2 ७ ४८ kz 
eso _ 2 ~ 595] >) (33 
y RES ¢ 

RE 


24528 2T yw “Ey CT 
(9 Oras ©| "2 ५ 59 9 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को 
मृत्यु आ जाती है तो वह कहता है, हे 
मेरे रब्ब ! मुझे लौटा दीजिए ।00। 
सम्भवत: मैं उस (संसार) में अच्छे 
काम करूँ जिसे छोड़ आया हूँ | कदापि 
नहीं । यह तो केवल एक बात है जो 
वह कह रहा है । और उनके पीछे उस 
दिन तक एक रोक खड़ी रहेगी कि वे 
उठाए जाएँगे ।।07। 

अतः जब बिगुल फूँका जाएगा तो उस 
दिन उनके बीच कोई सम्बन्ध नहीं रहेंगे। 
और न ही वे एक दूसरे से प्रश्‍न कर 
सकेंगे ।02। 

अतः वे जिसके (कर्म के) पलड़े भारी 
हुए, तो वही लोग सफल होने वाले 
हैं ।03। 

और वे जिनके (कर्मो के) पलड़े हल्के 
हुए तो वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप 
को हानि पहुँचाई । नरक में वे लम्बे 
समय तक रहने वाले होंगे ।।04। 

अग्नि उनके चेहरों को झुलसाएगी और 
उसमें (चेहरे के पीड़ाजनक खिचाव से) 
उनकी दाढ़ें दिखाई देने लगेंगी ।।05। 
क्या तुम्हारे समक्ष मेरी आयतें नहीं पढ़ी 
जातीं थीं ? फिर तुम उन्हें झुठलाया 
करते थे ।06। 

वे कहेंगे, हे हमारे रब्ब ! हम पर हमारा 
दुर्भाग्य छा गया और हम पथभ्रष्ट लोग 
थे ।07| 

हे हमारे रब्ब ! हमें इससे निकाल दे । 
फिर यदि हम पुनः ऐसा करें तो 


[|| पारः 8 


Ess Loe is 


RZ 


sD Bs] 


375 


2८“ 


DONC ३ २००४ 
tg A > +{77 REY TX >» De 
हर SE El a Sls हे °? ® yo 


© 6 i 2 | re | 


RRS IRS 


89 6८४ 
(3 § is 2 |, 


Rc 


Ly SSE SE SESS 


GG 25575 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


निःसन्देह हम अत्याचार करने वाले 
होंगे ।08। 

वह कहेगा, इसी में चले जाओ और मुझ 
से बात न करो ।09। 

निःसन्देह मेरे भक्तों में से एक समूह 
ऐसा भी था जो कहा करता था, हे 
हमारे रब्ब ! हम ईमान ले आए । 
अतः हमें क्षमा कर दे और हम पर दया 
कर और तू दया करने वालों में 
सर्वश्रेष्ठ है ।0| 

अतः तुमने उन्हें उपहास का पात्र बना 
लिया यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें मेरी 
याद भुला दी और तुम उनसे उपहास 
करते रहे ।।]। 

जो वे धैर्य किया करते थे, निःसन्देह आज 
मैंने उनको उसका प्रतिफल दिया है कि 
वही अवश्य सफल होने वाले हैं ।।।2| 
वह उनसे पूछेगा, तुम धरती में गिनती 
के कितने वर्ष रहे ? ।॥3। 

तो वे कहेंगे, हम एक दिन अथवा दिन 
का कुछ भाग रहे । अत: गणना करने 
वालों से पूछ ।।4। 

वह कहेगा, तुम बहुत ही थोड़ा रहे । 
यदि तुम ज्ञान रखते (तो अच्छा 
होता) ।75| 

अतः क्या तुमने विचार किया था कि 
हमने तुम्हें बिना उद्देश्य के पैदा किया है 
और यह कि तुम कदापि हमारी ओर 
लौटाए नहीं जाओगे ? ।।6। 

अतः बहुत महान है अल्लाह सच्चा 
सम्राट । उसके सिवा और कोई 


[i पारः 8 
CA 
() Uses ४३ (६३ [9८० 


ध 


pigeon Epis 
OO FS ०७४ 5 53 ५ 55 


Be (92-5५ 0०७2 5-2) 
७835 8॥25 

725+ Z77 3 5६ pe ३ | x Li Td 
७४०२८ ०४ GSS 


dS sons ५५ EN 


७८25४ 
Bee £ IIE § २४६ | Rd 
RIND VCD IDO ASIC 


सूरः 23, अल-मु मिनून 


उपास्य नहीं । प्रतिष्ठित अर्श का रब्ब 
है ।।7| 

और जो अल्लाह के साथ किसी और 
उपास्य को पुकारे जिसका उसके पास 
कोई तर्क नहीं तो नि:सन्देह उसका 
हिसाब उसके रब्ब के पास है । नि:सन्देह 
काफिर सफल नहीं होते ।8। 

और तू कह, हे मेरे रब्ब ! क्षमा कर दे 
और दया कर । और तू दया करने वालों 
में सर्वोत्तम है ।।9। (रुकू --) 


[$ पारः 8 


Dd <2 डरे 94 225७: 5६ ६ ४. 0 72 

>> ८55 ol 9 sel OS 
~ 

न 


STE 
ह 30828 >) 


[| 
24- सूरः अन-नूर 


यह मदनी सूरः है जो हिजरत के पाँचवे वर्ष अवतरित हुई । बिस्मिल्लाह सहित 
इसकी 65 आयते हैं । 

इससे पूर्व सूरः अल्‌-मु मिनून के आरम्भ में मोमिनों के लक्षण बताते हुए गुप्तांगों 
की सुरक्षा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और सूरः अन-नूर का विषयवस्तु भी 
मूल रूप से इसी विषय से सम्बन्ध रखता है । इस सूर: में व्यभिचारी पुरुष तथा 
व्यभिचारिणी स्त्री के दण्ड का उल्लेख है और इस बात का वर्णन है कि गंदे लोग गंदे 
साथियों ही से सम्बन्ध रखा करते हैं और मोमिन इस बात का खूब ध्यान रखते हैं कि 
उनको पवित्र साथी मिलें । इस प्रकरण में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि वे दुष्ट 
लोग जो पवित्र स्त्रियों पर मिथ्यारोप लगाते हैं उन्हें इसका बहुत बड़ा दण्ड मिलेगा । 
हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रजि. अन्हा जो अत्यन्त पुण्यवती स्त्री थीं, उन पर कुछ दुष्टों के 
द्वारा आरोप लगाने तथा इसके दण्ड पाने का भी इसी सूर: में उल्लेख मिलता है । 

इसके पश्चात्‌ पवित्र जीवन-यापन करने वालों को वह उपदेश दिए गए हैं 
जिनका पालन करने से उनको अल्लाह तआला अधिक पवित्रता प्रदान करेगा । इनमें से 
एक उपदेश यह है कि जब किसी के घर में प्रवेश करना हो तो सर्वप्रथम सलाम कर लिया 
करो ताकि घर वालों को असावधान अवस्था में इस प्रकार न पाओ जिससे तुम्हारे विचार 
भटक जाएँ | 

इस प्रकरण में अग्रिम रोकथाम स्वरूप दूसरा उपाय यह बताया गया कि मोमिन 
पुरुष और मोमिन स्त्रियाँ दोनों अपनी आँखें नीची रखें और उन्हें अनावश्यक इधर उधर 
अनियन्त्रित भटकने न दें । 

इस संपूर्ण विवरण के पश्चात्‌ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
अल्लाह तआला के प्रकाश के एक महान द्योतक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनकी 
मौलिक विशेषताएँ यह हैं कि वह न केवल पूर्वी जगत के लिए हैं और न पश्चिमी जगत 
के लिए बल्कि वह पूर्व और पश्चिम को समान रूप से अपने प्रकाश से प्रकाशित करेंगे । 
और ऐसे दीपक की भाँति हैं जो और बहुत से दीपकों को प्रज्वलित करेगा । इसके साथ 
सहाबा रजि. के घरों का उल्लेख है कि किस प्रकार उन घरों में भी हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीपक प्रज्वलित कर दिए | 

इसके पश्चात काफ़िरों का उदाहरण दो प्रकार से दिया गया है । एक तो यह कि 
वे सांसारिक भोग-विलास के वशीभूत होकर अपनी तृष्णा बुझाने का जो प्रयत्न करते हैं 
अंततः वह पछतावे में परिवर्तित हो जाता है । जैसे मरुस्थल में कोई प्यासा मृगतृष्णा को 


[$ 


पानी समझता है परन्तु जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसका अंत यही होता है कि अल्लाह 
तआला उसको उसके समझ के धोखे का दण्ड देता है । इसी प्रकार प्रकाश के विपरीत 
उन काफ़िरों पर इस प्रकार परत दर परत अंधकार छा जाते हैं जिस प्रकार आसमान पर 
जब घने बादल छाये हए हाँ उस समय एक डूबने वाला घन अंधकारपूर्ण गहरे समुद्र में 
डूब रहा होता है और तब अंधकार इतना अधिक होता है कि वह अपने हाथ को देखने 
का भी सामर्थ्य नहीं रखता । 

आयत संख्या 52 में वर्णन किया गया है कि सच्चे मोमिनों की परिभाषा यह है कि 
जब वे अल्लाह और उसके रसूल की ओर बुलाए जाते हैं तो उस बुलावे को अविलम्ब 
स्वीकार करते हैं | पिछली सूरः की आयत सं. 2 कद्‌ अफ़ ल हल मु मिनून (निःसन्देह 
मोमिन सफल हो गये) में वर्णित सफलता का भी यहाँ उल्लेख कर दिया गया है कि यही 
वे लोग हैं जो सफलता पाने वाले हैं । 

इसी सूरः में ख़िलाफ़त से सम्बंधित आयत भी है जो इस विषय को प्रस्तुत करती 
है कि जिस प्रकार पहले नबियों के पश्चात्‌ अल्लाह तआला ने उनके ख़लीफ़ा 
(उत्तराधिकारी) नियुक्त किये थे इसी प्रकार हज़रत मुहम्मद सल्ल. के पश्चात आपके 
ख़लीफ़ा अल्लाह की आज्ञा ही से नियुक्त होंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से किसी मानवीय 
चुनाव द्वारा ही हों । उन ख़लीफ़ाओं की एक पहचान यह होगी कि ख़तरों और दंगों के 
समय जब उनके अनुयायी समझ रहे होंगे कि शत्रु उन पर विजय पा रहा है, तब हम उन 
ख़तरों को पुनः शांति में परिवर्तित कर देंगे । 

मोमिनों के पूर्ण आज्ञापालन का जो बार-बार वर्णन किया गया है इस आज्ञापालन 
का एक चिह्न यह है कि वे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का केवल 
आज्ञापालन ही नहीं करते बल्कि आपका अत्यंत आदर-सत्कार भी करते हैं । यहाँ तक 
कि जब किसी सामूहिक विषय में विचार विमर्श के लिए एकत्रित हों तो कदापि वे 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की आज्ञा के बिना सभा से बाहर नहीं जाते । अज्ञानों को 
शिष्टाचार सिखाते हुए इस सूरः में यह कहा गया है कि जिस प्रकार तुम एक दूसरे को 
आवाज़ें दिया करते हो हज़रत मुहम्मद सल्ल. को इस प्रकार आवाज़ें देकर न बुलाया 
करो। 

इस सूर: की अंतिम आयत में अल्लाह तआला वर्णन करता है कि तुम जो भी दावा 
करो वह निष्कपटता पूर्ण भी हो सकता है और कपटता पूर्ण भी । अल्लाह ही भली- 
भाँति जानता है कि तुम किस अवस्था में हो । 


त्रत 


सूरः 24, अन-नूर 











अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

एक महान सूरः जिसे हमने अवतरित 
किया और इसे अनिवार्य कर दिया और 
इसमें खुली-खुली आयतें उतारीं ताकि 
तुम शिक्षा प्राप्त करो ।2। 

व्यभिचारीणि स्त्री और व्यभिचारी पुरुष, 
अतः इनमें से प्रत्येक को सौ कोड़े 
लगाओ और यदि तुम अल्लाह और 
अंतिम दिवस पर ईमान लाने वाले हो तो 
अल्लाह के विधान को लागू करने में उन 
दोनों के पक्ष में नरमी करने का कोई 
(विचार) तुम को प्रभावित न कर दे 
और उनके दण्ड को मोमिनों में से एक 
समूह देखे ।3। 

और एक व्यभिचारी (स्वभावतः) 
किसी व्यभिचारिणी अथवा मुश्रिक स्त्री 
से ही विवाह करता है और 
(स्वभावतः) एक व्यभिचारिणी स्त्री से 
व्यभिचारी अथवा मुश्रिक के सिवा कोई 
विवाह नहीं करता और यह (कुकर्म) 
मोमिनों के लिए अवैध कर दिया गया 
है ।4। 

वे लोग जो सतवंती स्त्रियों पर आरोप 
लगाते हैं फिर चार गवाह प्रस्तुत नहीं 
करते तो उन्हें अस्सी कोड़े लगाओ । 
और भविष्य में कभी उनकी गवाही 





Om LD Ms 


a Sole 5 


elo BE CNHs $॥| 
EEE UOC 
APN NEE 
Lelie PNP 

OL $-॥ (४ A 


aby Ss 


a 2 


AS 9 


YESSY 
७ YY ON 


Z 5+ 5 2 | 


Oz 


क हक | Ron dc A 2.8 9, rz? i 
Fle >>.) fe | O23 |9 
_० ० 5-)> ७ ४५७६० 2-७ 3५७ 


RZ 27? 


55s ASE Y 9 2.05 


सूरः 24, अन-नूर 


स्वीकार न करो और यही लोग ही 
कुकमीं हैं ।5।" 

परन्तु वे लोग जिन्होंने इसके पश्चात 
प्रायश्चित कर लिया और अपना सुधार 
कर लिया तो निःसन्देह अल्लाह बहुत 
क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।6। 

और वे लोग जो अपनी पत्नियों पर 
आरोप लगाते हैं और उनके पास 
स्वयं के अतिरिक्त कोई साक्षी न हो 
तो उनमें से प्रत्येक को अल्लाह की 
क़सम खा कर चार बार गवाही देनी 
होगी कि वह निःसन्देह सच्चों में से 
है ।7| 

और पाँचवीं बार यह (कहना होगा) कि 
यदि वह झूठों में से है तो उस पर 
अल्लाह की ला'नत हो ।8। 

और उस (स्त्री) से यह बात दण्ड को 
टाल देगी कि वह अल्लाह की क़सम खा 
कर चार बार गवाही दे कि निःसन्देह वह 
(पुरुष) झूठों में से है ।9। 

और पाँचवी बार यह (कहना होगा) कि 
उस (अर्थात स्त्री) पर अल्लाह का 
प्रकोप उतरे यदि वह (पुरुष) सच्चों में 
से हो ।।0| 


|| पारः 8 
3 ल ii की 5\' Wf” 
OO sills SE ‘9 


~ 237 कक ~ > i ~ 
2) Op 
i 5 दड XE प~~ ir 
CE! Us ge | | £| Nes be) 
¢ ¢ | 3 ४ ॥ Ey 4 र & | f 
A) NS Des Dl ०2206 


(0४,53६) के 43 abbey 


Lela a 
~ 2 +*+ i नी 
OB ale 





* इस आयत में व्यभिचार का मिथ्यारोप लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । क्योंकि ऐसे आरोप 
लगाने वालों के लिए चार प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रस्तुत करने का आदेश है । अन्यथा उन्हें कठोर दण्ड 
मिलेगा । इससे केवल संदेह के आधार पर आरोप लगाने वालों का साहस कम होता है । दूसरी 
महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि, क्योंकि यह स्वयं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
अपनी पत्नी का मामला था और अधिकांश लोग सुनी सुनाई बातें कर रहे थे इस कारण जब तक 
अल्लाह तआला ने आप सल्ल. पर हज़रत आइशा रज़ि. अन्हा का दोषमुक्त होना सिद्ध नहीं किया 
उस समय तक आप सल्ल. मौन रहे । हदीस से यही प्रमाणित होता है । 


सूरः 24, अन-नूर 


और यदि अल्लाह की कृपा और उसकी 
दया तुम पर न होती (तो तुम्हारा क्या 
बनता) । और वस्तुतः अल्लाह बहुत 
प्रायश्चित स्वीकार करने वाला (और) 
परम विवेकशील है ।।।। (रुकू 7) 
निःसन्देह वे लोग जो झूठ गढ़ लाए, 
तुम ही में से एक समूह है । इस 
(मामले) को अपने हित में बुरा न 
समझो बल्कि वह तुम्हारे लिए उत्तम 
है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
उतना निश्चित है जो उसने पाप 
अर्जित किया । जबकि उनमें से वह 
जो उस (पाप) के अधिकांश का 
उत्तरदायी है उसके लिए बहुत बड़ा 
अज़ाब (निश्चित) है ।2। 

ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने उसे 
सुना तो मोमिन पुरुष और मोमिन 
स्त्रियाँ अपनों के सम्बन्ध में सु-धारणा 
करते और कहते कि यह खुला-खुला 
मिथ्यारोप है ।।3। 

क्यों न वे इस बारे में चार गवाह ले 
आए । अतः जब वे गवाह नहीं लाए 
तो वही हैं जो अल्लाह के निकट झूठे 
हैं ।4। 


और यदि इहलोक और परलोक में 
तुम पर अल्लाह की कृपा और उसकी 
दया न होती तो इस (परीक्षा) के 
परिणाम स्वरूप जिसमें तुम पड़ गए 
थे, अवश्य तुम्हें एक बहुत बड़ा 
अज़ाब आ पकड़ता ।॥5। 


|} पारः 8 
& 9 > (NAN 9 | Ube Y 53 
) Fe हट 

ह OS) | 
ESIC] 


a 
oe A YP 


३५ >| + ०% 
$2८ 
८ 9 


ils SY) Oe oS) 


© A | 2 bees ° AS 


SIE SEY 
ae <(॥ 4४ cigs SC 
OFS 


RD 


sas ss 
pI lest] 


Cha SP 


सूरः 24, अन-नूर 


जब तुम उस (झूठ) को अपनी जिह्वा पर 
लेते थे और अपने मुँह से वह (बात) 
कहते थे जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं 


था। और तुम उसको मामूली बात ७2०४८ 5 6:८५ : 
3 दि sBe ay) ES BA १ 


समझते थे जबकि अल्लाह के निकट वह 
बहुत बड़ी थी ।।6| 
और ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने उसे 
सुना तो तुम कह देते हमें कोई अधिकार 
नहीँ कि हम इस मामले में मुँह खोलें । 
पवित्र है तू (हे अल्लाह !) यह तो एक 
बहुत बड़ा मिथ्यारोप है ।।7। 
यदि तुम मोमिन हो तो, अल्लाह तुम्हें 
उपदेश देता है कि कहीं ऐसा न हो 
कि तुम आगे कभी ऐसी बात को 
दोहराओ ।।8। 
और अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें खोल 
खोल कर वर्णन करता है । और अल्लाह 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।।9| 
निःसन्देह वे लोग जो चाहते हैं कि उन 
लोगों में जो ईमान लाए अश्लीलता फैल 
जाए, उनके लिए इहलोक में भी और 
परलोक में भी पीड़ाजनक अज़ाब होगा । 
और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं 
जानते ।20। 
और यदि अल्लाह की कृपा और उसकी 
दया तुम पर न होती (तो तुम में 
अश्लीलता फैल जाती) और अल्लाह 
निःसन्देह बहुत कृपालु (और) बार- 
बार दया करने वाला है ।2।। 

(रुकू -हु-) 


[5 


पारः 8 
CSG HE} 
Dep 24५5» ५ 


CS 4 523728 


SSRI? 
ed > 


a 


GRRE 353 
(५5:06 | Re 52 का हद हे 8] & 


OE 

OTN 3S SOT LN SS 
CRO 

3240५ AYIA Hs 
to 


~ 


EES 553॥6| 
SEE GHG 
als FE! 40॥ 2 2 क CG 


२ 


OOS Y 
VESER SNE REE 


Y 4 + 
६6 ९)». 3) ३१८) 4d) 


सूरः 24, अन-नूर 


हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! शैतान 
के पद्चिह्लों पर मत चलो । और जो कोई 
शैतान के पदचिल्लों पर चलता है तो वह 
निःसन्देह अश्लीलता और नापसंद बातों 
का आदेश देता है । और यदि अल्लाह 
की कृपा और उसकी दया तुम पर न 
होती तो तुम में से कोई एक भी कभी 
पवित्र न हो सकता । परन्तु अल्लाह 
जिसे चाहता है पवित्र कर देता है । और 
अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।22। 

और तुम में से सम्पन्न और समर्थ व्यक्ति 
अपने निकट सम्बन्धियों और दरिद्रों एवं 
अल्लाह के मार्ग में हिजरत करने वालों 
को कुछ न देने की क़सम न खाएँ । अतः 
चाहिए कि वे क्षमा कर दें और माफ़ कर 
दें । क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह 
तुम्हें क्षमा कर दे । और अल्लाह बहुत 
क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।23। 

निःसन्देह वे लोग जो सतवंती, बेख़बर 
मोमिन स्त्रियों पर मिथ्यारोप लगाते हैं, 
(वे) इस लोक में भी ला'नत किए गए 
और परलोक में भी । और उनके लिए 
बहुत बड़ा अज़ाब (निश्चित) है ।24। 
वह दिन (याद करो) जब उनकी जिह्वा 
और उनके हाथ और उनके पाँव उनके 
विरुद्ध उन बातों की गवाही देंगे जो वे 
किया करते थे ।25। 

उस दिन अल्लाह उन्हें उनका पूरा-पूरा 
प्रतिफल देगा जिसके वे योग्य हैं | और 


{| पारः 8 


CDSS AS ०४१८८ 23॥ ८2५ 
Cl CoS ६४८०५ | /£5॥ 


9) Sl Ele 
cx iSz277 SE 7 ५।( त has 
3365s sk ail hss 


5८-०७ ४$-५ 0-४४ ४3 5५४५ 
Yo EI SEIEE NS) 
DoD NRPS 
20020 605 ESS 


(9 >> sie 9 pe 


CAEP NR SRN] 


FOUR NE ORD ot 


sei Fo il SE ५२ A बे Eo fs 
OLLIE :६४४ ५ 


507% * 


ॐ nesters 4| By I) 92 


सूरः 24, अन-नूर 


वे जान लेंगे कि निःसन्देह अल्लाह ही है 
जो पूर्ण सत्य है ।26। 

अपवित्र स्त्रियाँ अपवित्र पुरुषों के लिए हैं 
और अपवित्र पुरुष अपवित्र स्त्रियों के 
लिए हैं । और पवित्र स्त्रियाँ पवित्र पुरुषों 
के लिए हैं तथा पवित्र पुरुष पवित्र 
स्त्रियों के लिए हैं । ये लोग उस के 
उत्तरदायी नहीं जो वे कहते हैं । इन्हीं के 
लिए क्षमादान है और सम्मान युक्त 
जीविका है ।27।ˆ (रुकू क्र) 

है वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अपने 
घरों के सिवा दूसरे घरों में प्रविष्ट न 
हुआ करो जब तक कि तुम अनुमति 
प्राप्त न कर लो और उन में रहने वालों 
पर सलाम न भेज लो । यह तुम्हारे 
लिए उत्तम है ताकि तुम शिक्षा ग्रहण 
करो ।28। 

और यदि तुम उन (घरों) में किसी को न 
पाओ तो उनमें प्रविष्ट न हो जब तक 
कि तुम्हें (उसकी) अनुमति न दी जाए । 
और यदि तुम्हें कहा जाए वापस चले 
जाओ तो वापस चले जाया करो । 
तुम्हारे लिए यह बात अधिक पवित्रता 
(प्राप्ति) का कारण है । और अल्लाह 
उसे जो तुम करते हो भली-भाँति 
जानता है ।29। 

तुम पर पाप नहीं कि तुम ऐसे घरों में 
प्रविष्ट हो जो आबाद नहीं हैं और उनमें 


पारः 8 


2, A 5 | ried A 
® yee i ~ SRA w Ld ) 9००९ Lod 
४५(* | | || | 
ei, 28500 8४-४३ 

BENG ca ch 
) RR > 7 ~ +४, 
CY wd NR Rs दर Rag) 
+ Xe र के -2 ~ CoD 

d BA wt त्रदं Fe rf | 7 

ND 
2 ll 


2 ५ ~ 


5 ya 


७५ 


डे 


० (MOF 
(2 
ts 

३०७ 

४७७ 
हे 
५ 
५०७६६ 
०३४) 

N 

\p 
है 
DE 


~ 
\s 222 


pie > ed Ed is | > हैई। si 
SES a aE 
PoE ek 0 he 5.2 च - 
9००० 39. ५० ASS 94 ४ 
हम 5 जद i | b [ee EE है| ६५० 
2 278 56 Rt 


जी एल अर. 


& 23300 IIS EVER 
रह rE 6 ~ TD ५० 
SOS sO _ 5 
x हे DE DO 23 nN 5 

|9 3 | >& [१२० (२ 


© CE 3|~ कि //* Pe foe 
© ० 
कक 2 ४ 


3 PL Rg 





ats 
CO 


यहाँ एक साधारण नियम वर्णन किया गया है कि जो गंदे लोग हैं वे साधारणतया गंदी स्त्रियों से ही 


विवाह करते हैं । परन्तु यह कोई निश्चित नियम नहीं, इसमें अपवाद भी है । और जो पवित्र पुरुष हैं 
वे पवित्र स्त्रियों से ही विवाह किया करते हैं | इसमें भी कई बार अपवाद होते हैं । 


सूरः 24, अन-नूर 


तुम्हारा सामान पड़ा हो । और अल्लाह 
(उसे) जानता है जो तुम प्रकट करते हो 
और जो तुम छिपाते हो ।30। 

मोमिनों को कह दे कि अपनी आँखें 
नीची रखा करें और अपने गुप्तागों की 
सुरक्षा किया करें | यह बात उनके लिए 
अधिक पवित्रता का कारण है। 
निःसन्देह अल्लाह, जो वे करते हैं उससे 
सदा अवगत रहता है ।3।। 

और मोमिन स्त्रियों से कह दे कि वे 
अपनी आँखें नीची रखा करें | और अपने 
गुप्ताँगां की सुरक्षा करें तथा अपनी 
सुन्दरता प्रकट न किया करें । सिवाय 
इस के कि जो उसमें से स्वयं प्रकट हो 
जाये । और अपने वक्षस्थलों पर अपनी 
ओढ़नियाँ डाल लिया करें । और अपनी 
सुंदरता को प्रकट न किया करें | सिवाय 
अपने पतियों के समक्ष अथवा अपने 
पिताओं अथवा अपने पतियों के 
पिताओं अथवा अपने पुत्रों अथवा अपने 
पतियों के पुत्रों अथवा अपने भाइयों 
अथवा अपने भाइयों के पुत्रों अथवा 
अपनी बहनों के पुत्रों अथवा अपनी 
जैसी स्त्रियों अथवा अपने अधीनस्थ 
पुरुषों अथवा पुरुषों में ऐसे सेवकों (के 
समक्ष) जो कोई (यौन सम्बन्धी) इच्छा 
नहीं रखते अथवा ऐसे बच्चों के (के 
समक्ष) जो स्त्रियों की छुपे हुए अंगों के 
बारे में बेख़बर हैं | और वे अपने पाँव 
को इस प्रकार न पटकें कि (लोगों पर) 
उसे प्रकट कर दिया जाए जिसे (स्त्रियाँ 


OHSS 303s 
so) be ‘+2 | 9०९ I 8 
FSO Por 


22४7 2८ 4220६ 
CASS 


5B” 32 | 


5 [els ना ट ed ३५ क | Fl ee ना 
32०४ 20.०«००४८--- +०४ 59 


> 
Chis {2577 


2 ०४ ७१० ~ 27 2४34३ 
CM NICS ४-2 
ge pa) 9 Eb LY 5 Cre) 
ON Ben, 


glen के । कक ) 


GG sdb ps 


सूरः 24, अन-नूर 


साधारणतया) अपनी सुंदरता में से 
छिपाती हैं । और हे मोमिनों ! तुम सब 
के सब अल्लाह की ओर प्रायश्चित 
करते हुए झुको ताकि तुम सफल हो 
जाओ ।32। 

और तुम्हारे बीच जो विधवाएँ हैं उनके 
भी विवाह कराओ, इसी प्रकार जो 
तुम्हारे दासों एवं दासियों में से सच्चरित्र 
हों उनका भी विवाह कराओ । यदि वे 
निर्धन हों तो अल्लाह अपनी कृपा से 
उन्हें धनवान बना देगा । और अल्लाह 
प्राचुर्य प्रदान करने वाला (और) स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।33। 

और वे लोग जो विवाह करने का 
सामर्थ्य नहीं रखते उन्हें चाहिए कि 
स्वयं को बचाए रखें यहाँ तक कि 
अल्लाह उन्हें अपनी कृपा से धनवान 
बना दे । और तुम्हारे जो दास तुम्हे 
मुक्तिमूल्य दे कर अपनी स्वतन्त्रता का 
लिखित समझौता करना चाहें, यदि 
तुम उनके अंदर योग्यता पाओ तो 
उनको लिखित समझौते के साथ 
स्वतन्त्र कर दो। और वह धन जो 
अल्लाह ने तुम्हें प्रदान किया है उसमें 
से कुछ उनको भी दो । और अपनी 
दासियों को, यदि वे विवाह करना चाहें 
तो (रोक कर गुप्त रूप से) कुकर्म 
करने पर विवश न करो ताकि तुम 
सांसारिक जीवन का लाभ उठाना 
चाहो । और यदि कोई उनको विवश 
कर देगा तो उनके विवश किए जाने के 


(| पार; 8 


Co 7 hl TIIS22d /2+६ ४०७» 2 
< |) [92% 3 Oe? 


US ३2 Sen Fie] 
OO lS ASN 25५३-५८ 


> xa) 2. न] क हर हर ७६ रु ESS Tz 
CAS alls 2४2५ | oS 9 
5252 @2|jb 22 s 7 2 _2 be 
550) se 
hn z+ PI > x 2 222 NC < 


OAKES 


eid 


Es Eo 23 ~ FP ह Lig 2 
CEO PHS 

Fa 5 z+ A 32. 20 ॥ अल, ३ 42 
OHS Hoo 5S 
qe eS la dO 


< 
525% > कक BS ई > दँ orl 5 4 
ie oe र 0) 29 ~ 


bo = |S i 4 5 wl 
BC EEUU EDS TE 
RA 


6480, रे रः 53% > >> 5 > 2 2 ४० 
ti | ks be 92) Ys 
oz ८०८८ 


pres bom ४८ ८ २८ 
U2 ox) Ua ef EEE | 


FR 


5 |S ८s jo > a हक Fe 
0४ ६85८ ४53 CN २४४) 


सूरः 24, अन-नूर 


[| 


पारः 8 





पश्चात्‌ निःसन्देह अल्लाह (उनके 
प्रति) बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।34। 

और हमने तुम्हारी ओर सुस्पष्ट आयतें 
उतारी हैं । और उन लोगों का उदाहरण 
भी जो तुमसे पहले गुज़र गए और 
मुत्तक्रियों के लिए उपदेश ।35। 

(रुकू न) 
अल्लाह आकाशों और धरती का प्रकाश 
है । उसके प्रकाश का उदाहरण एक ताक 
की भाँति है जिसमें एक दीपक हो । वह 
दीपक काँच की चिमनी में हो । वह काँच 
ऐसा हो मानो एक चमकता हुआ 
उज्ज्वल नक्षत्र है । वह (दीपक) ऐसे 
मंगलमय ज़ैतून के वृक्ष से प्रज्वलित 
किया गया हो जो न पूर्वी हो और न 
पश्चिमी । उस (वृक्ष) का तेल ऐसा है 
कि सम्भव है कि वह स्वयं भड़क कर 
प्रज्वलित हो उठे चाहे उसे आग ने न भी 
छुआ हो । यह प्रकाश पर प्रकाश है । 
अल्लाह अपने प्रकाश की ओर जिसे 
चाहता है हिदायत देता है । और अल्लाह 
लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। 
और अल्लाह प्रत्येक वस्तु का स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।36।" 


' 
ww 3 


© o>) % yes) 2४४ (2 | 


JE, 5: ४ fur द | Ble 5६% (2 A) Ee 
जा र BR) Cs \2) 
~ 


277 I | 2% 2 pe 


\ 


iy 


\ ६ 


2 


६ 


~ 
Ca 2 2 
०५ ० 


७" $ 


६ 

दि | 
) 3 नी 
his LINN 
CES ECs SS) 
SSE 2६५४. 2$ 


~ 
5 5%2% % 2७-९ 


2) Cee 9 Rs ENS ~ (5 3 





* इस उदाहरण में ज़ैतून के तेल का वर्णन है । ज़ैतून के तेल को जलाया जाए तो इससे प्रकाश तो 
उत्पन्न होता है परन्तु धुआँ नहीं उठता । ला शर्क़िय्यतिन्‌ बला गर्बिय्यतिन का अर्थ है कि 
अल्लाह का प्रकाश न केवल पूरब के लिए है और न पश्चिम के लिए । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर यह उदाहरण सत्य सिद्ध होता है । क्योंकि आप सल्ल. पूरब और पश्चिम दोनों 
जगत के अकेले रसूल हैं और यही प्रकाश है जो आप के माध्यम से सहाबा रज़ि. को भी प्रदान हुआ। 
अर्थात्‌ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित नहीं 
रखा बल्कि उसे सार्वजनिक कर दिया । अतः अगली आयत में इसी का वर्णन है कि वह प्रकाश+ 


सूरः 24, अन-नूर 


ऐसे घरों में, जिनके सम्बन्ध में अल्लाह 
ने आदेश दिया है कि उन्हें ऊँचा किया 
जाए और उनमें उसके नाम का स्मरण 
किया जाए । उनमें सुबह और शाम 
उसका गुणगान करते हैं ।37। 

ऐसे महान पुरुष, जिन्हें न कोई व्यापार 
और न कोई क्रय-बिक्रय अल्लाह के 
स्मरण से अथवा नमाज़ को क़ायम करने 
से अथवा ज़कात देने से लापरवाह 
करता है । वे उस दिन से डरते हैं 
जिसमें (भय से) दिल और आँखें उलट- 
पुलट हो रहे होंगे ।38। 

ताकि अल्लाह उन्हें उनके सर्वश्रेष्ठ 
कर्मो के अनुसार प्रतिफल प्रदान करे, 
जो वे करते रहे हैं । और अपनी कृपा 
से उन्हें अधिक भी दे और अल्लाह 
जिसे चाहता है बिना हिसाब के 
जीविका देता है ।39। 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
उनके कर्म ऐसी मृग तृष्णा की भाँति हैं 
जो बंजर मैदान में हो, जिसे अत्यन्त 
प्यासा (व्यक्ति) पानी समझे । यहाँ तक 
कि जब वह उस तक पहुँचे, उसे कुछ न 
पाए । और अल्लाह को उस स्थान पर 


pes 
5 SNE) 53 sie sail SS 
ola) “9 RE Ls <) PES 

७३49५ 
bee rs 


+ 272% 


७ 32409 ०..७ DSS 


का 


© be 2% 2 Ls है ना 
© > FC 
~ 


NS Ferg GENIE 


| | wo IZ UZ) > ५ ¢ | RRS? > 


DER हल ४ 


~ “/ “४ 9 ६६ > 


० EF all >->११9 





«सहाबा रज़ि. के घरों में भी चमकता है । 


नक्षत्रों का उदाहरण इस लिए दिया कि उनका प्रकाश दूर-दूर से दिखाई देता है । इसी प्रकार हज़रत 
मुहम्मद सल्ल. का तथा सहाबा का प्रकाश भी दूर-दूर से दिखाई देगा । 

मिश्कात उस सुरक्षित ताक़ को कहते हैं जिसमें दीपक रखा जाता है । लैम्प का प्रकाश काँच से 
प्रतिबिम्बित होकर केवल उस ताक़ को प्रकाशित नहीं करता जिसमें वह प्रकाश है बल्कि बाहर भी 
प्रतिबिम्बित होता है । लैम्प के चारों ओर जो कांच होता है उसके दो उद्देश्य हैं । प्रथम यह कि काँच 
हो तो फिर लैम्प से धुआँ नहीं निकलता । द्वितीय यह कि उसका प्रकाश अधिक चमक के साथ बाहर 


निकलता और फैलता है । 


सूरः 24, अन-नूर 


पाए। फिर वह (अल्लाह) उसे उसका 
पूरा-पूरा हिसाब दे और अल्लाह हिसाब 
चुकाने में तेज़ है ।40। 

अथवा (उनके कर्म) अन्धकारों की 
भाँति हैं जो गहरे समुद्रों में हों, जिसको 
लहर के ऊपर एक और लहर ने ढाँप रखा 
हो और उसके ऊपर बादल हों । यह ऐसे 
अन्धैरे हैं कि उनमें से कुछ, कुछ पर 
छाए हुए हैं । जब वह अपना हाथ 
निकालता है तो उसे भी देख नहीं 
सकता। और वह जिसके लिए अल्लाह ने 
कोई प्रकाश न बनायी हो तो उसके भाग 
में कोई प्रकाश नहीं ।4।। (रुकू जी) 
क्या तूने नहीं देखा कि जो आसमानों 
और धरती में है अल्लाह ही का गुणगान 
करता है और पंख फैलाए हुए पक्षी भी । 
उनमें से प्रत्येक अपनी उपासना और 
स्तुति करने की विधि को जान चुका है । 
और अल्लाह उसका खूब ज्ञान रखने 
वाला है जो वे करते हैं ।42। 

और आसमानों और धरती का साम्राज्य 
अल्लाह ही का है । और अल्लाह ही की 
ओर लौट कर जाना है ।43। 

क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह बादल 
को चलाता है फिर उसे इकट्ठा कर देता 
है । फिर उसे परत दर परत बना देता है। 
फिर तू देखता है कि उसके बीच से वर्षा 
निकलने लगती है । और वह ऊँचाइयों 
से अर्थात्‌ उन पर्वतों से जो उनमें स्थित 
हैं ओले उतारता है । और फिर जिस पर 
चाहता है उस पर उन्हें बरसाता है । 


पारः 8 


| MCs ss 
€ 2४4४ HS Gals] 
IOS FIT ETN 
AS GS es als 
AS SHES 
््‌ SBF RPI TENE 


ke acd 8 ~ 2 2% ~ Ei हट 
Cee] 94 

Bo कट 
OS ~ ० 


७ 2.24) 

AR 34000 6 /॥ 
BPE 20 
श्र ESE ४०२१६ २ 


की 


HERTS ३ २६१४४ o> 


सूरः 24, अन-नूर 


और जिससे चाहे उनकी दिशा मोड़ देता 
है । सम्भव है कि उसकी बिजली की 
चमक (उनकी) दृष्टि शक्ति को उचक 
ले जाए ।44। 

अल्लाह रात और दिन को अदलता 
बदलता रहता है । नि:सन्देह इसमें समझ 
रखने वालों के लिए शिक्षा है ।45। 

और अल्लाह ने प्रत्येक चलने फिरने वाले 
जीव को पानी से पैदा किया । अतः 
उनमें ऐसे भी हैं जो अपने पेट के बल 
चलते हैं । और उनमें से ऐसे भी हैं जो दो 
पाँव पर चलते हैं । और ऐसे भी हैं जो 
चार (पाँव) पर चलते हैं । अल्लाह जो 
चाहता है पैदा करता है । निःसन्देह 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे 
स्थायी सामर्थ्य रखता है ।46। 

नि:सन्देह हमने स्पष्ट कर देने वाले चिह्न 
उतारे हैं । और अल्लाह जिसे चाहता है 
सन्मार्ग की ओर हिदायत देता है ।47। 
और वे कहते हैं कि हम अल्लाह पर और 
रसूल पर ईमान लाए और हमने 
आज्ञापालन किया । फिर भी उनमें से 
एक समूह उसके बाद पीठ फेर कर चला 
जाता है । और ये लोग कदाचित मोमिन 
नहीं हैं ।48। 

और जब वे अल्लाह और उसके रसूल की 
ओर बुलाए जाते हैं ताकि वह उनके 
बीच निर्णय करे तो उनमें से सहसा कुछ 
लोग विमुख होने लगते हैं ।49। 

और यदि उनको कोई हित दिखाई दे तो 
जल्दी से उस (अर्थात्‌ रसूल) की ओर 


3S Isls 

७,४20 353 EES 
२५ 5६५७ SSIS 405 
(2० 95% Coe a ks 
deals SEG Ei 


6 


नी 


* 2५0७0 2०७५७ 9 


EAR 
© 2२४४ 


2 rd FO 


2६405 CSN ESI 
BOE os 

baa isons 

EIEN ICID 
Oss bs 


HEAISPPTE 


FCA VES 


CID BE ed 


4 55 {~ RX Eg > 7 
ASC HOS 


सूरः 24, अन-नूर if पारः 8 


आज्ञापालन का दम भरते हुए चले आते Br 
हैं ।50| 
क्या उनके सन में रोग है अथवा वे शंका HEN Pg 5 _३| 
में पड़ गए हैं, या डरते हैं कि अल्लाह A 


५२८ 


उन पर अत्याचार करेगा और उसका ७:४४ 40 iy ol PE ff 
रसूल भी । बल्कि यही हैं जो स्वयं EF 6650४ NEE UO आ 
अत्याचारी है ।5।। (कू ¢) EF OOM ००८० A999 
मोमिनों को जब अल्लाह और उसके 325 5 Pee U5 GE | 
रसूल की ओर बुलाया जाता है ताकि , ,.., PORN 
वह उनके बीच निर्णय करे तो उनका -^€* EL SELON) 
उत्तर केवल यह होता है कि हमने सुना £ ५| 5 2228 065 es 
और आज्ञापालन किया । और यही हैं हु VEE 
जो कृतार्थ होने वाले हैं ।52। ds 
और जो अल्लाह और उसके रसूल का ८ pd i a R45 
आज्ञापालन करे और अल्लाह से डरे और आ द FR 
उसका तक़वा धारण करे तो यही हैं जो SEBO Ee EEE 
सफल होने वाले हैं ।53। 

और उन्होंने अल्लाह की पक्की क़समें Ey FOES [ee 
खाई कि यदि तू उन्हें आदेश दे तो वे ह ,, ३४:४० ८,,:- , ,., » 
अवश्य निकल खड़े होंगे । तू कह देकि 9+२७ 35 Ce | 
क़समें न खाओ । नियमानुसार |~, fe ES CE ई, 
आज्ञापालन (करो) । निःसन्देह अल्लाह 7“ “7” i 
जो तुम करते हो उससे सदा अवगत OOS 
रहता है ।54। 

कह दे कि अल्लाह का आज्ञापालन करो ६ 2 Jeb OT 
और रसूल का आज्ञापालनकरो।फिर  , . . ६. 
यदि तुम विमुख हो जाओ तो उस पर ७५८०१. ८५८८७७७।४ » 
केवल उतना ही उत्तरदायित्व है जो उस (६८४5२ FE ई: ।५* डरः 
पर डाला गया । और तुम पर भी उतना ही 9 Se) हर 
उत्तरदायित्व है जितना तुम पर डाला गया 

है । और यदि तुम उसका आज्ञापालन 


सूरः 24, अन-नूर 


करो तो हिदायत पा जाओगे। और रसूल 
पर खोल-खोल कर संदेश पहुँचाने के 
अतिरिक्त कोई ज़िम्मेदारी नहीं ।55। 

तुम में से जो लोग ईमान लाए और पुण्य 
कर्म किए उनसे अल्लाह ने पक्का वादा 
किया है कि उन्हें अवश्य धरती में 
ख़लीफ़ा बनाएगा । जैसा कि उसने उनसे 
पहले लोगों को ख़लीफ़ा बनाया । और 
उनके लिए उनके धर्म को जो उसने 
उनके लिए पसंद किया, अवश्य दृढ़ता 
प्रदान करेगा । और उनकी भयपूर्ण 
अवस्था के बाद अवश्य उन्हें शांतिपूर्ण 
अवस्था में परिवर्तित कर देगा । वे मेरी 
उपासना करेंगे, मेरे साथ किसी को 
साझीदार नहीं ठहराएँगे । और जो उसके 
बाद भी कृतघ्नता करे तो यही वे लोग हैं 
जो अवज्ञाकारी हैं ।56।* 

और नमाज़ को क़ायम करो और ज़कात 
अदा करो और रसूल का आज्ञापालन 
करो ताकि तुम पर दया की जाए ।57। 
कदापि विचार न कर कि वे लोग 
जिन्होंने इनकार किया वे (मोमिनों को) 


(| पारः 8 
2. 62 § > T LE 
EIEN NES 


रची ~ FR ba > | 2 Eg i 
| | £ 9 2 || Cg dis 
CS ~ 3 >< द REE RA Fa हि. | & 
Gi ~ 552 5 ~> २% I 
Ss Ss ८१८२२ Bel 

~ 

उ ५ (22 > | 2s i हुए 
है: 3) _S i] ०७२2 4 
+ Wa T 5 ® ञ्ह 2 > w Re Bl ~ 
Clo 2४ २:४६ ES 
nl ES 5 NSS > 
७3 OSS TSS 

द (2 फ i <] | 2 ges ~ 
O35 | ye Es CE SUE) a a 
~ 


es sels sats 
Gree de el EA pe] 


5 + > i ge > | ¢, ल ~ ~ हु 
ORS SCH ४००४ 





१ इस आयत को आयते इस्तिखलाफ़ कहा जाता है । जिसमें यह बात प्रकट की गई है कि जिस प्रकार 
अल्लाह ने पहले नबियों के पश्चात्‌ ख़िलाफ़त का क्रम जारी किया था उसी प्रकार हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पश्चात भी जारी करेगा | और वह ख़िलाफ़त नबी के प्रकाश को लेकर 
आगे बढ़ेगी । और हर बार जब कोई खलीफा मृत्यु को प्राप्त होगा तो जमाअत को एक भय का सामना 
करना पड़ेगा । जो अल्लाह तआला की कृपा के साथ ख़िलाफ़त की बरकत से शांति में परिवर्तित हो 
जाएगा । अत: सच्ची ख़िलाफ़त की निशानी यह है कि वह मोमिनों की जमाअत को अशांति से शांति 
की ओर ले कर आएगी । हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 'अल्‌-वसीयत' पुस्तिका में यही कहा है 
कि एक नबी या ख़लीफ़ा के गुज़रने के पश्चात्‌ उस समय यही प्रतीत होता है कि अब शत्रु उस प्रकाश 
को बुझा देगा परन्तु आयते इस्तिख्लाफ़ में स्पष्ट वादा है कि शत्रु हर बार असफल रहेगा । 
नुबुव्वत के आने का उद्देश्य संसार में एकेश्वरवाद की स्थापना करना है । अत: सच्ची ख़िलाफ़त की भी 
यही निशानी रखी है कि उसका अंतिम उद्देश्य एकेश्वरवाद की स्थापना करना होगा । 


सूरः 24, अन-नूर 


धरती में असहाय करते फिरेंगे, जबकि 
उनका ठिकाना अग्नि है और वह बहुत 
ही बुरा ठिकाना है ।58। (रुकू उ) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम में से 
वे, जिनके तुम स्वामी हो और वे जो तुम 
में से अभी वयस्क नहीं हुए, चाहिए कि वे 
तीन समयों में (तुम्हारे शयनकक्षों में 
प्रविष्ट होने से पूर्व) तुम से अनुमति लिया 
करें । सुबह की नमाज़ से पूर्व और उस 
समय जब तुम मध्यान्न विश्राम के समय 
(अतिरिक्त) वस्त्र उतार देते हो और इशा 
की नमाज़ के बाद । यह तीन तुम्हारे पर्दे 
के समय हैं । इनके अतिरिक्त (बिना 
अनुमति आने जाने पर) न तुम पर कोई 
पाप है, न उन पर । तुम में से कुछ-कुछ 
और के पास अधिकांश आते-जाते रहते 
हैं । इसी प्रकार अल्लाह आयतों को 
तुम्हारे लिए खोल-खोल कर वर्णन करता 
है । और अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) परम विवेकशील है ।59। 

और जब तुम में से बच्चे परिपक्व आयु 
को पहुँच जाएँ तो उसी प्रकार अनुमति 
लिया करें जिस प्रकार उनसे पहले लोग 
अनुमति लेते रहे । इसी प्रकार अल्लाह 
तुम्हारे लिए अपनी आयतों को खोल- 
खोल कर वर्णन करता है । और अल्लाह 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।60। 

और बैठी रह जाने वाली स्त्रियाँ जो 
विवाह की आशा न रखती हों यदि वे 
अपने (अतिरिक्त) कपड़े सुंदरता का 


[|] पारः 8 


os Sos UN 
Y > 
Coss 5 
bol ni le ES 
sis oases ola) 
SSE On 5 7०35 2०० sks 
505 2०2४ e553 5 5 
LARA ARNE 
sa Z > 35 + ६ ०००० ट Bo 
GEMS Uses 
SASS leis SSS 


Se} ss JEN EGS 
eR SEN CE Hs 
b ३० | bso Fe) जल पल 

७2255 2८40५ 


OGY Se Less 


(००० CS Seles sb 


सूरः 24, अन-नूर 


प्रदर्शन न करते हुए उतार दें तो उन पर 
कोई पाप नहीं । और यदि वे (इससे) 
बचें तो उनके लिए उत्तम है । और 
अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) बहुत 
जानने वाला है ।6।। 

अन्धे पर कोई आपत्ति नहीं और न अपंग 
पर आपत्ति है और न रोगी पर और न 
तुम लोगों पर कि तुम अपने घरों से 
अथवा अपने बाप-दादा के घरों से 
अथवा अपनी माताओं के घरों से अथवा 
अपने भाइयों के घरों से अथवा अपनी 
बहनों के घरों से अथवा अपने चाचाओं 
के घरों से अथवा अपनी फूफियों के घरों 
से अथवा अपने मामाओं के घरों से 
अथवा अपनी मौसियों के घरों से अथवा 
उस (घर) से जिसकी चाबियाँ तुम्हारे 
क़ब्ज़े में हैं अथवा अपने मित्रों के घरों से 
भोजन करो । तुम पर कोई पाप नहीं कि 
चाहे तुम इकट्रे भोजन करो अथवा 
अलग-अलग । अतः जब तुम घरों में 
प्रविष्ट हुआ करो तो अपने लोगों पर 
अल्लाह की ओर से एक मंगलमय, 
पवित्र उपहार स्वरूप सलाम भेजा करो । 
इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों 
को खोल कर वर्णन करता है ताकि तुम 
बुद्धि से काम लो ।62। (रुकू उद) 
सच्चे मोमिन तो वही हैं जो अल्लाह पर 
और उसके रसूल पर ईमान लाएँ और 
जब किसी महत्वपूर्ण सामूहिक विषय 
पर (विचार विमर्श के लिए) उस 
(रसूल) के पास एकत्रित हों तो जब 


i 


A 


ह्‌ 


पारः 8 


OE «७ 4७ FR मद | ४८८६८ >> 4 TN 
०३ 32-८2 2 5248 + ene 
Fs » adie LT 3 Fo र्द 2.55 
EH Cte Cin 

CE |~ 


हैं 80 NESS 
AMGEN 
गत TENES 
Da Ds 
Pa or LYS] ३ किट iat 
००३८१ Sl ४०-५८ 9a 
Disses 
जज किए # 442 
Sige 
seb Essel 
७8958 INST 
abla gc Fe HES 
AOE APS 5 43255 


रे ! ? ¢ 
ie AS 
Z 


tw 


सूरः 24, अन-नूर 


तक उससे अनुमति न ले लें, उठ कर न 
जाएँ । निःसन्देह वे लोग जो तुझ से 
अनुमति लेते हैं यही वे लोग हैं जो 
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने 
वाले हैं | अतः जब वे तुझ से अपने कुछ 
कार्यो के लिए अनुमति लें तो उनमें से 
जिसे चाहे अनुमति दे दे । और उनके 
लिए अल्लाह से क्षमा याचना करता रह। 
निःसन्देह अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।63। 

रसूल का (तुम्हें) बुलाना इस प्रकार न 
समझो जैसे तुम्हारे बीच तुम एक दूसरे 
को बुलाते हो । अल्लाह निःसन्देह उन 
लोगों को जानता है जो तुम में से 
नज़र बचा कर चुपके से निकल जाते 
हैं । अतः वे लोग जो उसके आदेश 
का विरोध करने वाले हैं वे इस बात 
से डरें कि उन पर कोई विपत्ति न आ 
जाए अथवा पीड़ाजनक अज़ाब न आ 
पहुँचे ।64| 

सावधान ! अल्लाह ही का है जो कुछ 
आसमानों और धरती में है । वह जानता 
है जिस (अवस्था) पर तुम हो । और 
जिस दिन वे (लोग) उसकी ओर लौटाए 
जाएँगे तब वह उन्हें, उससे अवगत 
कराएगा जो वे किया करते थे । और 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु का खूब ज्ञान रखने 
वाला है ।65। (रुकू उह ) 


HONE ATO HIE 


w 


57 ee ~ 


| Be 


8 «20५ ८: 2 78 


IS UN 


F284 27% 


७9 oo DY | & | 


5A ६9० 


ON ces Ves 


& CFSE NEE 


(| 


25- सूरः अल-फुर्क़ान 


यह सूरः मक्की दौर के अन्त में अवतरित हुई और बिस्मिललाह सहित इसकी 78 
आयें हैं । 

इस सूरः के आरम्भ में यह वर्णन है कि अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वह फुर्क़ान अर्थात महान कसौटी प्रदान की है जो सच्चे 
और झूठे के बीच सुस्पष्ट अंतर दिखाती है । यह वही कसौटी है जिसका बार-बार सूरः 
अन्‌-नूर में वर्णन हो चुका है । इस सूर: में इसके और उदाहरण प्रस्तुत किए गये हैं । 

एक तो यह कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न केवल अपने 
आस-पास के लोगों ही में स्पष्ट अंतर करने की योग्यता रखते थे बल्कि समग्र जगत के 
सच्चों और झूठों को परखने के लिए भी आपको एक महान फुर्क्ान, कुरआन के रूप में 
प्रदान किया गया है । 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आश्चर्यजनक चमत्कारों को देख 
कर आप सल्ल. के विरोधी सच्चे रसूल के लिए यह मनगढ़ंत कसौटी प्रस्तुत करते हुए 
यह कहते थे कि इस रसूल को क्या हो गया है कि यह भोजन करता है और बाज़ारों में भी 
फिरता है । इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों न उतारा गया ताकि इसके साथ मिल कर वह 
भी चेतावनी देता । इसी प्रकार उन्होंने एक यह मापदंड भी बना रखा था कि रसूल पर 
आसमान से कोई भौतिक खज़ाना उतरना चाहिए था । हालाँकि रसूल पर उसकी शिक्षा 
के रूप में एक अंतहीन खज़ाना उतरा करता है न कि कोई भौतिक खज़ाना उतरता है । 

इसी प्रकार उनके अनुसार रसूल के पास अनेक विशाल बाग़ होने चाहिए जिनमें से 
वह बिना किसी परिश्रम के जितना चाहे खाता फिरे । अल्लाह तआला इसका उत्तर यह 
देता है कि हे रसूल ! हमने तेरे लिए स्वर्ग के जो बाग निश्चित कर रखे हैं उनकी ये 
अज्ञानी कल्पना भी नहीं कर सकते । उन बागों में वह आध्यात्मिक महल भी होंगे जो 
केवल तेरे लिए ही बनाए गए हैं । 

इसी प्रकार काफ़िरों के दावे का खण्डन करते हुए यह कहा गया कि इससे पहले 
जितने भी रसूल गुज़्रे हैं उनमें कोई एक ऐसा रसूल दिखाओ जो मनुष्यों की भाँति गलियों 
में चलता फिरता न हो । यदि नहीं दिखा सकते तो यह पूर्णतः रसूलों का इनकार करना 
है मानो अल्लाह किसी को रसूल बना ही नहीं सकता । और जहाँ तक उन काफिरों पर 
फ़रिश्तों के उतरने का सम्बन्ध है तो उन पर अवश्य फ़रिश्ते उतरेंगे परन्तु उनके विनाश 
का संदेश लेकर । और ऐसे अज़ाब की सूचना देते हए जिससे मुक्ति प्राप्त करना सम्भव 
नहीं। 


[|| 


एक आपत्ति यह भी उठाई गई कि पवित्र कुरआन को इकट्ठा क्यों नहीं उतारा 
गया? वास्तविकता यह है कि पवित्र कुरआन इकट्ठा न उतारे जाने में बहुत से रहस्य 
छुपे हैं । एक तो यह है कि उस युग के परिवेश की आवश्यकता यह थी कि जैसे जैसे 
उनके रोग प्रकट होते चले जाएँ उनके अनुसार पवित्र कुरआन की ऐसी आयतों का 
अवतरण हो जो उस विषय से सम्बन्ध रखती हों । दूसरे, हर क्षण नए चिल्लों के द्वारा 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल को दृढ़ता प्राप्त हो । और सारे 
कुरआन के अवतरण काल में आप एक नहीं, अनंत चिह्न देखते चले जाएँ । फिर यह 
भी कि तेईस वर्ष की अवधि में अवतरित हुए पवित्र कुरआन को यदि हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं बनाया होता तो इसमें आयतें ऐसे सरल -सुगम 
और क्रमबद्ध न होतीं । जो लिखना पढ़ना भी न जानता हो तेईस वर्षों की अवधि पर 
उसकी कैसी दृष्टि पड़ सकती है । 

फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस रहस्य की ओर भी ध्यानाकर्षित 
करवाया है कि इस पूरी तेईस वर्षीय अवधि में हज़रत मुहम्मद सल्ल. को अत्यंत 
ख़तरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । बड़ी-बड़ी भयानक परिस्थितियों में 
सहाबा से आगे बढ़ कर बिल्कुल ख़तरों के बीच शत्रु से संघर्ष करते रहे । विष के द्वारा 
भी आपको मारने की चेष्टा की गयी । परन्तु जब तक शरीअत सम्पूर्ण न हुई अल्लाह 
तआला ने आपको वापस नहीं बुलाया । अतः पवित्र कुरआन का धीरे-धीरे उतरना एक 
महानतम चमत्कार है । इसी प्रकार इबादुरहमान (रहमान अल्लाह के भक्तों) के लक्षण 
वर्णन करते हुए सूर: के अंत पर यह उल्लेख किया है कि जिस प्रकार आकाश पर बारह 
नक्षत्र हैं उसी प्रकार तेरे बाद बारह सुधारक तेरे धर्म की सुरक्षा के लिए पैदा होंगे और 
फिर तेरे प्रकाश से पूर्णतया प्रकाश ग्रहण करने वाला पूर्ण चन्द्रमा भी आएगा । 

इसी रुकू में इबादुरहमान के लक्षणों में से उनका मध्यमार्गी होना, उनकी नम्रता, 
खड़े होकर तथा सजदः करते हुए उपासना में उनका जीवन व्यतीत करना उल्लेख है, 
जिसके परिणाम स्वरूप ही उनको समस्त प्रकार की श्रेष्ठता प्राप्त होती है । इस सूर: की 
अन्तिम आयत यह बताती है कि वे लोग क्यों सजदः करते हुए तथा खड़े होकर दुआएँ 
करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं | इस लिए कि दुआ के बिना अल्लाह तआला से जीवन 
प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है । और जो उसको झुठला दें और अल्लाह से सम्बन्ध 
तोड़ दें उनको अनगिनत प्रकार के भयंकर रोग लग जाएँगे जो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे । 

02658 


सूरः 25, अल-फुर्कान 








०३०० & 


OY bs 





Fe 7 8 हक i / 9८7 । & 








र ह ज 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

बस एक वही बरकत वाला सिद्ध हुआ 
जिसने अपने भक्त पर फुर्कान उतारा 
ताकि वह समस्त जगत के लिए 
सतर्ककारी बने ।2। 

वही जिसका आकाशों और धरती का 
साम्राज्य है और उसने कोई पुत्र नहीं 
अपनाया और न साम्राज्य में कोई उसका 
साझीदार है । और उसने हर चीज़ को 
पैदा किया और उसे बहुत अच्छे अनुमान 
के अनुसार ढाला ।3। 

और उन्होंने उसके अतिरिक्त ऐसे 
उपास्य बना रखे हैं जो कुछ पैदा नहीं 
करते । जबकि वे स्वयं पैदा किए गए हैं। 
और वे अपने लिए भी हानि अथवा लाभ 
पहुँचाने का सामर्थ्य नहीं रखते | और न 
उनके अधिकार में मृत्यु है न जीवन और 
न ही पुनरुत्थान ।4। 

और जिन लोगों ने इनकार किया 


उन्होंने कहा कि यह झूठ के सिवा कुछ ६ 


नहीं जो उसने गढ़ लिया है । और इस 
विषय में उसकी दूसरे लोगों ने 
सहायता की है । अतः निःसन्देह वे 
पूर्णतया अत्याचार और झूठ बना लाए 


हैं ।5। 





Eo Eo A A AS 


Pd 


ARS 


SY 4 ६) 2 353i, 
8334-22 ५४५ ८, BSE 


22% 


FS ४५9७४ ०४३५ OD | 

OHNE NE: 

SUR MCSE SEE 
है... sa mse 42452 ES दड 
0७३» » 9 4 alls 4 | 
O35 se 





als 
oy 


सत्यासत्य में पार्थक्य करने वाला ग्रंथ । 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान 


और उन्होंने कहा कि पहले लोगों की 
कहानियाँ हैं जो उसने लिखवा ली हैं । 
अतः यह सुबह और शाम उस के समक्ष 
पढ़ी जाती हैं ।6। 

तू कह दे कि इसे उसने उतारा है जो 
आकाशों और धरती के भेद जानता 
है। निःसन्देह वह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।7। 

और वे कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो 
गया है कि भोजन करता है और बाज़ारों 
में चलता है । क्यों न इसकी ओर कोई 
फरिश्ता उतारा गया जो इसके साथ 
मिल कर (लोगों को) सतर्क करने वाला 
होता ।8। 

अथवा इसकी ओर कोई ख़ज़ाना उतारा 
जाता अथवा इसका कोई बाग़ होता 
जिससे यह खाता । और अत्याचारियों ने 
कहा कि तुम लोग निःसन्देह एक ऐसे 
व्यक्ति के सिवा किसी का अनुसरण नहीं 
कर रहे जिस पर जादू किया गया है ।9। 
देख ! तेरे बारे में वे कैसे उदाहरण वर्णन 
करते हैं । अतः वे पथभ्रष्ट हो चुके हैं । 
और किसी मार्ग (प्राप्ति) का सामर्थ्य 
नहीं रखते ।।0। (रुकू उ) 

बस एक वही बरकत वाला सिद्ध हुआ 
जो यदि चाहता तो तेरे लिए इससे 
बहुत उत्तम चीज़ें बनाता अर्थात्‌ ऐसे 
बाग़ जिनके दामन में नहरें बहतीं हों । 
और तेरे लिए बहुत से भव्य महल बना 
देता ।]। 


[]} 


पारः ।8 
ANIC 
SiG 
PNG NAHI 


© | {~ ४५६ b RE 
८2० HOSS) BINS 


bs 774६ ड | § 
© sl ge 


> 
ee ~ 


> 


FUSES MNES 


a] dy 35) (3 | 9 Y | (३ LSD 


SASS Es (६५५ 
© Z2% 2% Ys | 
SENG <£<- :४$| 


Z A 
Ei 5 जल Be | 22h G27 YG 5% 4% 


HEME SS 
> Se 9४ द | 
SNES 5.9 ५ 5४ ६ ५05 
Op 50 [८८ 


सूरः 25, अल-फ़ुर्क़ान 


बल्कि वे तो निश्चित घड़ी ही को झुठला 
बैठे हैं । और जो निश्चित घड़ी को 
झुठला दें, हमने उनके लिए एक 
भड़कती हुई अग्नि तैयार की है ।।2। 
जब वह उन्हें अभी दूर से ही देखेगी तो वे 
उसकी क्रोध से भड़कती हुई आवाज़ 
और चीखें सुनेंगे ।3। 

जब वे उसमें ज़ंजीरों में जकड़े हुए 
संकीर्ण स्थान में डाले जाएँगे तो उस 
समय वे विनाश को पुकारेंगे ।4। 

आज के दिन तुम केवल एक ही विनाश 
को न पुकारो बल्कि अनेक विनाशों को 
पुकारो ।।5। 

तू पूछ कि क्या यह (वस्तु) अच्छी है 
अथवा चिरस्थायी स्वर्ग, जिसका 
मुत्तक्रियों से वादा किया गया है । जो 
उनके लिए प्रतिफल और लौट कर आने 
का स्थान होगा ।6। 

सदा (उसमें) रहते हुए वे जो चाहेंगे 
उसमें उनको प्राप्त होगा । यह ऐसा 
वादा है जिसे (पूरा करना) तेरे रब्ब पर 
अनिवार्य है ।॥7। 

और (याद करो) जिस दिन वह उनको 
इकट्ठा करेगा और उनको भी जिनकी वे 
अल्लाह के सिवा उपासना करते थे, फिर 
उनसे कहेगा कि क्या तुमने मेरे इन 
भक्तों को पथभ्रष्ट कर दिया था अथवा 
वे स्वयं मार्ग से हट गए थे ? ।।8। 

वे कहेंगे, पवित्र है तू । हमें शोभा नहीं 
देता कि हम तुझे छोड़ कर कोई दूसरा 
स्वामी बना लेते । परन्तु तूने उनको 


{|| पारः 8 


CISC 2g 


~” 


(9 Asc 
CSD 
Ol 5S 

Cob SOA 
) 9 EB Us |£ > 

[923 lel Dos fall 5Y 
९2) IAS 4 

FES RIS LION 308 
७8 20253 Elmo $ pe 


Fd i 27 ~ 2 Ase ८9०० >४ 
SEEN SEN SUD 
CR iT S| ३८ १ ०्दः ४ 
(५323 aisle sisal 
ट Mores ¢ Ei 4 22 हा Te 
OOo she «9 fl 5५ १० 


CSG. Ae SUOMRIE 
(०9६५२ ३) (2 Sh 33 52 


~ 
+ 
>> 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान 


और उनके पूर्वजों को कुछ लाभ 
पहुंचाया, यहाँ तक कि वे (तेरे) 
अनुस्मरण को भूल गए और विनष्ट हो 
जाने वाले लोग बन गए ।।9। 

अतः वे तो जो तुम कहते हो, उसे 
झुठला चुके हैं | अतः न तुम (अज़ाब) 
को टालने का सामर्थ्य रखोगे न सहायता 
(प्राप्त करने) का । और तुम में से जो 
अत्याचार करे हम उसे एक बड़ा अज़ाब 
चखाएँगे ।20। 

और हमने, तुझ से पहले जितने भी 
रसूल भेजे वे अवश्य भोजन किया 
करते थे और बाज़ारों में चलते-फिरते 
थे । और हमने तुम में से कुछ को कुछ 
के लिए परीक्षा का कारण बना दिया । 
क्या तुम धैर्य धरोगे ? और तेरा रब्ब 
गहन दृष्टि रखने वाला है ।2!। 


(रुकू -+# ) 


(| 


॥ 


| पार: 8 
(2225५ hi 52 | Dr 
E (०% E श्र 

SIS 

bes, Fr (~, > 248 2 24; 


DS Z Die 56 3 ~ Fenn 42% 
C9 (>> Ys 72 <) sx 
OSCE aS Is 
Hale SSCS 5५ 
Bogs OS 


N—— 


सूरः 25, अल-फ़ुर्क़ान 


और जो लोग हमसे मिलने की 5 
आशा नहीं रखते, उन्होंने कहा कि £ 0६४ Oe > 


हम पर फ़रिश्ते क्‍यों न उतारे गए 
अथवा हम अपने रब्ब को देख लेते। 
निःसन्देह उन्होंने स्वयं को बहुत 
बड़ा समझा है और बहुत बड़ी 
उद्दण्डता की है ।22। 

जिस दिन वे फ़रिश्तों को देखेंगे उस दिन 
अपराधियों के लिए कोई शुभ-समाचार 
नहीं होगा । और वे कहेंगे (अज़ाब देने 
वाले उन फ़रिश्तों से) ऐसी रोक ही 
उत्तम है जो पाटी न जा सके ।23। 

और जो कर्म भी उन्होंने किया हम 
उसकी ओर अग्रसर होंगे और हम उसे 
बिखरी हुई धूल बना देंगे ।24। 

स्वर्ग के रहने वाले उस दिन स्थायी 
ठिकाने की दृष्टि से भी सबसे अच्छे होंगे 
और अस्थायी विश्राम स्थल की दृष्टि से 
भी उत्कृष्ट होंगे ।25। 

और (याद करो) जिस दिन आकाश 
बादलों (की घोर गर्जन) से फटने 
लगेगा और फ़रिश्ते झुंड के झुंड उतारे 
जाएँगे ।26। 

सच्चा राजत्व उस दिन रहमान का 
होगा और काफ़िरों के लिए वह दिन 
बहुत कठिन होगा ।27। 

और (याद करो) जिस दिन 
अत्याचारी (पछतावा करते हुए) 
अपने हाथ काटेगा और कहेगा हाय! 
मैं ने रसूल के साथ ही मार्ग अपनाया 
होता ।28। 


{| पारः 9 


\§ 


Pd ~ 
w 
SR >> e | ही 7 


SSSI EESTI 
३०८6३ ०५०० 3 3 


PS) 


© ) > 
di _.2 ४५6 3s 
fs 4742४ 


PE 


© Zoi 4 


CNIS SL 

OE leg SAE 
OSCR kbs 
Sisley sfss 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान 


हाय सर्वनाश ! काश मैं अमुक व्यक्ति 
को घनिष्ट मित्र न बनाता ।29। 
(अल्लाह की) अनुस्मृति मेरे पास आने 
के पश्चात निःसन्देह उसने मुझे उस से 
विमुख कर दिया । और शैतान तो मनुष्य 
को असहाय छोड़ जाने वाला है ।30। 
और रसूल कहेगा हे मेरे रब्ब ! नि:सन्देह 
मेरी जाति ने इस कुरआन को परित्यक्त 
कर छोड़ा है ।3।।” 

और इसी प्रकार हम प्रत्येक नबी के लिए 
अपराधियों में से शत्रु बना देते हैं । और 


तेरा रब्ब हिदायत देने वाले के रूप में 07०25५22 5 


तथा सहायक के रूप में पर्याप्त है ।32। 


9 <5 Cg 55 § 


पारः 9 


~ I~ 


OYE ENG CS 


न 


GEENA SDE ols 3 
3; 0५७३७ a AE $3 


RZ Uw 


३29) 55 
ug 28 ) ) 2) || 3» 


ERR A UCRINC 


ZZ IZ 


Oa) 


और वे लोग जिन्होंने इनकार किया, वे i de SY IHS < 23 5५ 


कहेंगे कि इस पर कुरआन एक बार में £ 


क्यों न उतारा गया । इसी प्रकार EA 30.5 solo 


(उतारा जाना था) ताकि हम इसके 
द्वारा तेरे दिल को दृढ़ता प्रदान करें । 
और (इसी प्रकार) हमने इसे बहुत ठोस 
और सरल बनाया है ।33। 

और वे तेरे समक्ष जो भी तर्क लाते हम 
(उस के खण्डन के लिए) तेरे पास 
सच्चाई और (उसकी) सर्वोत्तम व्याख्या 
भी ले आते हैं ।34। 

वे लोग जो औँधे मुँह इकट्रे करके नरक 
की ओर ले जाए जाएँगे यही वे लोग हैं 


OSHS 


bluse NESS 


© AS Gls 


ve files 5+४ 





* यह आयत सहाबा रजि. के बारे में तो कदापि नहीं है क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के जीवन काल में बल्कि आप सल्ल. के पश्चात तीन शताब्दियों तक आने वाले सहाबा और 
ताबईन और तबअ ताबईन ने कुरआन को नहीं छोड़ा । वस्तुतः: यह एक भविष्यवाणी है जो भविष्य 
में पूरी होने वाली थी, जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जाति व्यवहारिक रूप से 
कुरआन को छोड़ देगी और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला से इस बात 


की शिकायत करेंगे । 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान 


जो दर्ज की दृष्टि से सबसे निकृष्ट और 
सबसे अधिक पथभ्रष्ट हैं ।35। 

(रुकू न) 
और निःसन्देह हमने मूसा को ग्रंथ 
प्रदान किया और उसके साथ हमने 
उसके भाई हारून को (उसका) 
सहायक बनाया ।36। 
अतः हमने कहा तुम दोनों उन लोगों की 
ओर जाओ जिन्होंने हमारी आयतों को 
झुठला दिया है । फिर हमने उन 
(झुठलाने वालों) को बुरी प्रकार से 
विनष्ट कर दिया ।37। 
और नूह की जाति को भी, जब उन्होंने 
रसूलों को झुठलाया हमने उन्हें डुबो 
दिया । और उन्हें हमने लोगों के लिए 
एक चिह्न बना दिया । और 
अत्याचारियों के लिए हमने पीड़ाजनक 
अज़ाब तैयार कर रखा है ।38। 
और आद और समूद और कुएँ वालों को 
भी तथा बहुत सी उन जातियों को भी 
जो उस (समय) थीं ।39। 
और प्रत्येक के लिए हमने (शिक्षाप्रद) 
उदाहरण वर्णन किये । और सबको हमने 
(अंततः) बुरी प्रकार से विनष्ट कर 
दिया ।40। 
और वे (तेरे विरोधी) ऐसी बस्ती के 
पास से (कई बार) गुज़र चुके हैं जिस 
पर बुरी वर्षा बरसाई गई थी । अत: क्या 
वे उस पर विचार न कर सके ? 
वास्तविकता यह है कि वे पुनरुत्थान की 
आशा ही नहीं रखते ।4]| 


I] पारः 9 
र्द ZT (£ (<€< 5६ i BU Ride 

Y 
£ जा 


5६ PHB 


ACES SHS 
द 2 e727 22 x bs A 


+ (5६ 2 g 2.2: 5 कि] gs हुए i (६३४5 
SUSHI 


|] 


~ 
§ 22}2567% 


b 2 2 


~ 
> 2 ८9% 


> BIDE T Fi x Ei 
FNS ४८ Hf 59 


REO , Gi 7 | ५ es (०० ० 
2090800०-००३ Aes 
द 25; है 47 
JIAO 


i) ~ | FO 05 55 5 
TS है| (>> > ~ 

(2 ८2220 ५१5५ 

5 A Jo EY [5 Pd 5 A >> 
Ss U) ‘aya + ~© Ss 


@ | Z? we हि > rf fe 
oS २५० 


८.४8 2092 SEE 
ER oo Z FO 6 iss zz 
92 | oS) fg | ss 


£& 9 COED Bd 3 ०4 Ef 26 
€) |) 9 © ) > कह 5S 0 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान 


और जब वे तुझे देखते हैं तो (यह कहते 
हुए) तुझे केवल उपहास का पात्र 
बनाते हैं कि क्या यह है वह व्यक्ति 
जिसे अल्लाह ने रसूल बना कर भेजा 
किया है ? ।42। 
यदि हम अपने उपास्यों पर धैर्यपूर्वक 
(अडिग) न रहते तो सम्भव था कि यह 
हमें उन से भटका देता । और वे अवश्य 
जान लेंगे जब अज़ाब को देखेंगे कि कौन 
सबसे अधिक पथभ्रष्ट था ।43। 
क्या तूने उस पर ध्यान दिया जिसने 
अपनी इच्छा ही को अपना उपास्य बना 
लिया । तो क्या तू उसका भी ज़ामिन 
बन सकता है ? ।44। 
क्या तू धारणा करता है कि उनमें से 
अधिकतर सुनते हैं अथवा बुद्धि रखते 
हैं? वे केवल पशुओं की भाँति हैं बल्कि 
वे (उनसे भी) अधिक पथभ्रष्ट हैं ।45। 
(रुकू 5) 
क्या तूने अपने रब्ब की ओर नहीं देखा 
कि वह कैसे छाया को फैलाता जाता है 
और यदि वह चाहता तो उसे स्थिर कर 
देता । फिर हमने सूर्य को उस का पता 
देने वाला बनाया है ।46। 
फिर हम उस (छाया) को अपनी ओर 
धीरे-धीरे समेट लेते हैं ।47। 
और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात्रि को 
वस्त्र और नींद को आराम तथा दिन को 
उन्नति का साधन बनाया ।48। 
और वही है जिसने अपनी कृपा-वृष्टि के 
आगे आगे हवाओं को शुभ-समाचार देते 


Ol SEY 
sg foes it cad gh 22222 iE 


BY 


पारः 9 


39७ sis 


हज 


CIEE 


OY Na 


A E 
CEG) 


5 88 रही ~ ~ 


COONAN 2 


७9-०० 28 
35 SMA ESS 5 


ddl Ueslseias 


4 Na ~ aE T ~ 
७) ५.2७ 4: 


Dd 


ली 
© | #2 Us 22% et | 2 | २५६ ५ 
Bao कक कक कक क 


JSS es 589 
ON HSS sO 


EASE NES Ee 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान 


हुए भेजा । और हमने आकाश से पवित्र 
जल उतारा ।49। 

ताकि हम उसके द्वारा एक मृत-भूमि 
को जीवित करें और उस (जल) से उन्हें 
तृप्त करें जिन्हें हमने बहुलता के साथ 
पशुओं और मनुष्यों के रूप में पैदा 
किया ।50। 

और निःसन्देह हमने उसे उनके बीच 
फेर-फेर कर वर्णन किया ताकि वे 
उपदेश ग्रहण करें । परन्तु अधिकतर 
लोगों ने केवल कृतघ्नता करते हुए 
इनकार कर दिया ।5।। 

और यदि हम चाहते तो प्रत्येक बस्ती 
में अवश्य कोई सचेतक भेज देते ।52। 
अतः काफ़िरों का अनुसरण न कर और 
इस (कुरआन) के द्वारा उनसे एक बड़ा 
जिहाद कर ।53। 

और वही है जो दो समुद्रं को मिला 
देगा, एक बहुत मीठा और एक बहुत 
खारा (और) कड़वा है | और उसने उन 
दोनों के बीच (अभी) एक रोक और 
जुदाई डाल रखी है जो पाटी नहीं जा 
सकती ।54।* 

और वही है जिसने जल से मनुष्य को 
पैदा किया और उसे पैतृक और ससुराली 
रिश्तों में बांधा । और तेरा रब्ब स्थायी 
सामर्थ्य रखता है ।55। 


[| पारः 9 


~ 


ot 
| 
रे 
ट 
५८ 
५०) 
f 


© 
प्र 
हम 

हे 
पृ 
Ce 
६ 
हर 
हि 
\ 
क 


ES I कम ॥ | w ~ 


| oe द og “०४ )-+« 555 
OS YY NFS) 


RT YG 


< ins Cg es 

© OS |> = 
RR 5: Pe 
CNTR 


| a. > 


Sasi 





* इसमें प्रशान्त महासागर और अतलांतिक महासागर का उल्लेख है । प्रशान्त महासागर अपेक्षाकृत 
मीठे पानी का समुद्र है और अतलांतिक महासागर कड़वे पानी का । इन दोनों के बीच एक रोक है 
जिसके बारे में एक अन्य आयत में कहा गया है कि यह रोक दूर कर दी जाएगी और इन दोनों समुद्र 


को मिला दिया जाएगा । 


सूरः 25, अल-फ़ुर्क़ान [|] पारः 9 


और वे अल्लाह को छोड़ कर उनकी ? ६८६८4८) 35 B05 
उपासना करते हैं जो न उन्हें लाभ पहुँचा 


Uk र 7b sdf 
सकते हैं और न हानि पहुँचा सकते हैं । 2१८22 0) i245 
और काफिर अपने रब्ब के मुक़ाबले पर © (20७० 
(दूसरों का) समर्थन करने वाला है ।56। 
और हमने तुझे केवल एक शुभ-समाचार CIE Vets 
देने वाला और सतर्ककारी के रूप में s 
भेजा है ।57। 


तू कह दे कि मैं तुम से कोई प्रतिफल i YY > Gale il Gs 
नहीं माँगता । परन्तु जो चाहे अपने रब्ब 
की ओर जाने वाला मार्ग अपना सकता 
है ।58| 

और भरोसा कर उस जीवन्त पर जो ISAC (८ कै U5 
कभी नहीं मरेगा । और उसकी स्तुति के ६ 

साथ उसकी पवित्रता का बखान कर । {१५ > 5 PS १२४४३ 


और वह अपने भक्तों के पापों की ६ BA 
जानकारी रखने की दृष्टि से बहुत | द 
पर्याप्त है ।59। 


जिसने आकाशों और धरती को और जो (८८ ८:५५“, !' ४ ए ४ 5 
कुछ उनके बीच है छः दिनों में पैदा PS 5) 
किया । फिर वह अर्श पर विराजमान हो ८५९9-2) 2५७० 3५०७-४२ 
गया । वह रहमान है । अत: उसके बारे 5000 6 NE ) ee 
में किसी जानकार से प्रश्‍न कर ।60। Sty ON ००४ 
और जब उन्हें कहा जाता है कि रहमान |*६। ६ NBII SSH) ५ 
के समक्ष सजदः करो तो वे कहते हैं कि इ है 
रहमान है क्या चीज़ ? कया हम उसे 0१6 ४ 4% | G3 
सजदः करें जिसका तू हमें आदेश देता 
है? और उनको इस (बात) ने घृणा में 
और भी बढ़ा दिया ।6।। (रुकू -5-) 


अतः एक वही बरकत वाला सिद्ध हुआ Fg SMG GN ४ 
जिसने आकाश में नक्षत्र बनाए । और 


oe ह DIDS BERS Do Rd 
iF ध (७) |)%० +B) 3 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान 


उस (आकाश) में एक उज्ज्वल दीपक 
(अर्थात्‌ सूर्य) और एक चमकता हुआ 
चन्द्रमा बनाया ।62। 

और वही है जिसने रात और दिन को 
एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, 
उसके लिए जो उपदेश प्राप्त करना चाहे 
अथवा कृतज्ञता व्यक्त करना चाहे ।63। 
और रहमान के भक्त वे हैं जो धरती 
पर विनम्रता के साथ चलते हैं । और 
जब मूर्ख लोग उनसे सम्बोधित होते 
हैं तो (उत्तर में) कहते हैं 
सलाम ।64। 

और वे लोग जो अपने रब्ब (की 
उपासना) के लिए रातें सजदः करते हुए 
और खड़े रह कर गुज़ारते हैं ।65। 

और वे लोग जो कहते हैं हे हमारे रब्ब ! 
हमसे नरक का अज़ाब टाल दे 
निःसन्देह उसका अज़ाब चिमट जाने 
वाला है ।66। 

निःसन्देह वह अस्थायी ठिकाने के रूप में 
और स्थायी ठिकाने के रूप में भी बहुत 
बुरा है ।67। 

और वे लोग कि जब खर्च करते हैं तो 
अपव्यय नहीं करते और न कृपणता से 
काम लेते हैं । बल्कि इस के बीच 
सन्तुलन होता है ।68। 

और वे लोग जो अल्लाह के साथ किसी 
अन्य उपास्य को नहीं पुकारते और 
किसी ऐसी जान का जिसे अल्लाह ने 
प्रतिष्ठा प्रदान की हो अन्यायपूर्वक वध 
नहीं करते और व्यभिचार नहीं करते 


|)! पारः ]9 
(9 VL | 5 § । (६8 Use § 
HEHE iS ८ ५3॥ 2४5 


CUSTER RE 


U0 Gi Des 
30005 0 Ss 25 
| 2 है 

SELLING 


~ 


© (६ rr 5 gl 4 2f27z? ¢ 
CIA OSG 


७८ 


[८ हे 


SEU re | `) Os 


SIAC 


DE Dd 


SRI 


(७9 95 503 ७ 685 |; 


| ६! | 


TE Gah 2500 CN 
40 FERN SEY 
७8८8: ४५5७४; ४४७४४॥ 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान 


और जो कोई ऐसा करेगा पाप (का 
दण्ड) पाएगा ।69। 

उसके लिए कयामत के दिन अज़ाब को 
बढ़ाया जाएगा और वह उसमें लम्बे 
समय तक अपमानित व लज्जित अवस्था 
में रहेगा ।70। 

सिवाए उसके जो प्रायश्चित करे और 
ईमान लाए और नेक कर्म करे । अतः 
यही वे लोग हैं जिनकी बुराइयों को 
अल्लाह अच्छाइयों में परिवर्तित कर 
देगा । और अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।7।। 

और जो प्रायश्चित करे और पुण्य 
कर्म करे तो वही वास्तव में अल्लाह 
की ओर प्रायश्चित करते हए लौटता 
है ।72। 

और वे लोग जो झुठी गवाही नहीं देते 
और जब वे व्यर्थ “ (चीज़ों) के निकट 
से गुज़रते हैं तो शालीनता के साथ 
गुज़रते हैं ।73। 

और वे लोग, कि जब उन्हें उनके रब्ब 
की आयतें स्मरण करवाई जाती हैं तो 
उन पर वे बहरे और अंधे बन कर नहीं 
गिरते ।74| 

और वे लोग जो यह कहते हैं कि हे 
हमारे रब्ब ! हमें अपने जीवन-साथियों 
से और अपनी संतान से आँखों की ठंडक 
प्रदान कर और हमें मुत्तक्रियों का इमाम 
बना दे ।75। 


i} पारः 9 
y a | FS 
US| CsA 

Ei 


FUCKER rteike] 


ey 
Cc 
fF 

\ 
ef 


AES 
+L (र he Dr) (०-4 is SSS 


8४ 


है. 


और 


\ 


OE 3४८ 


२६ 


T Do 


i UN 
© S 


\—— 


~ 


PANES ISTE 


SICK |$ 5 १०४५ 
(2४ >082५2852250| 23575 

oii is 
CSSA ELSE 
CO Lela] 





* यहाँ “व्यर्थ वस्तुवाचक संज्ञा के रूप में लिया गया है । 


सूरः 25, अल-फुर्क़ान [| पारः 9 


यही वे लोग हैं जिन्हें उनके धैर्य धरने के | 527 5,582 चर्र 5% 2 अ | 
प्रतिफल स्वरूप अट्टालिकायें दी जाएँगी। SB Bgl on 


और वहाँ उनका अभिवादन किया 0६742 ९4 (७७५४५ 
जाएगा और उन्हें सलाम पहुँचाया 

जाएगा ।76। 

वे सदा उन (स्वर्गो) में रहने वाले होंगे । ।*574 ६४८ * Uo A 
वे अस्थायी ठिकाने के रूप में और 54% BP 8#0४% 
स्थायी ठिकाने के रूप में भी क्‍या ही Ola $ 
अच्छे हैं ।77। 

तू कह दे कि यदि तुम्हारी दुआ न होती EY 585s 


तो मेरा रब्ब तुम्हारी कोई परवाह न , हि 5 
करता । पर तुम उसे झुठला चुके हो । €& ७००० ०:४०१३३ ०४००-०७ 
अत: अवश्य उसका दुष्परिणाम तुम से 

चिमट जाने वाला है ।78। (रुकू -£-) 


[| 
26- सूरः अश-शुअरा 


यह मक्की सूरः है और निस्मिल्लाह सहित इसकी 228 आयते हैं । 

इस सूर: का आरम्भ पुनः एक बार कुछ खण्डाक्षरों से किया गया है और इसके 
साथ सीन अक्षर पहली बार खण्डाक्षर के रूप में अवतरित किया गया है । इसके अनेक 
अर्थ हो सकते हैं और हैं । परन्तु कुछ विद्वान इन खण्डाक्षरों की व्याख्या इस प्रकार करते 
हैं कि ता अक्षर से अभिप्राय पवित्र और सीन से अभिप्राय सुनने वाला तथा मीम से 
अभिप्राय जानने वाला है । 

पिछली सूरः: के अंत में बताया गया था कि जब मनुष्य दुआ का इनकार करके 
अल्लाह तआला से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है तो उसे इसके परिणाम स्वरूप 
प्रत्येक प्रकार के आध्यात्मिक रोग चिमट जाते हैं । इस सूरः में उसी के उदाहरणस्वरूप 
उन जातियों का वर्णन है जिनसे दुआ के इनकार के परिणाम स्वरूप अल्लाह तआला ने 
यही बर्ताव किया । उन सब इनकार करने वाली जातियों के वर्णन के पश्चात अल 
अज़ीजुर्रहीम (प्रबल प्रतापी और बारबार दया करने वाला) शब्द की जो पुनरावृत्ति की 
गयी है इस से स्पष्ट होता है कि फिर अल्लाह तआला ने दयालु होने के कारण उनको 
दोबारा अवसर प्रदान किया कि शायद वे वापस लौटें । परन्तु बारम्बार ऐसा होते रहने 
पर भी अंततः वे सत्य को ठुकराते रहे और फिर अल्लाह तआला नवीन कृपा के साथ उन 
पर उतरता रहा । 

यहाँ अल अज़ीज़ (प्रबल प्रतापी) शब्द की पुनरावृत्ति यह बता रही है कि 
अल्लाह के शत्रुओं ने तो नबियों को तिरस्कृत और अपमानित करने का प्रयत्न किया 
परन्तु उनके रब्ब ने उनको चिरस्थायी सम्मान प्रदान किया । 

इसके बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आदेश दिया गया है 
कि अपने निकट सम्बन्धियों को उनके बुरे अन्त से सतर्क कर । और जो आध्यात्मिक 
परिजन तुझे प्रदान किए गए हैं उन पर अपनी करुणा के पंख झुका दे । यदि अस्वीकार 
करने वाले अपने अस्वीकार पर डटे रहें तो यह घोषणा कर दे कि मैं तुम्हारे अस्वीकार 
करने से विमुख हुँ । और मेरा भरोसा तो केवल अल्लाह ही पर है जो पूर्ण प्रभुत्व वाला 
और परम विवेकशील तथा बार-बार दया करने वाला है । और दुआओं को बहुत सुनने 
वाला और बहुत जानने वाला है । 

इसके पश्चात्‌ एक ऐसा तर्क दिया गया है जिससे निश्चित रूप से सिद्ध होता है 
कि नबियों पर कदापि शैतान नहीं उतर सकते क्योंकि न वे अफ़फ़ाक़ होते हैं और न 
असीम अर्थात्‌ वे न तो झूठ बोलने वाले होते हैं और न पापी होते हैं । और उनके सच्चे 


[ 





होने पर उनके आस पास रहने वाले सब साक्षी हैं । 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरने वाली वाणी की महानता 
में एक यह बात भी है कि यह उत्कृष्ट काव्यरस से परिपूर्ण है । और पवित्र कुरआन की 
काव्यात्मक शुद्धता और सुगमता से प्रभावित हो कर बहुत से कवियों ने कविता कहनी 
ही छोड़ दी थी । परन्तु इससे यह परिणाम निकालना कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम स्वयं एक उच्चकोटि के कवि थे इस दृष्टि से असत्य है कि कवि तो 
अपनी कल्पना में भटकता फिरता है परन्तु कुरआन तो अकारण काल्पनिक बातें नहीं 
करता । 

इसके साथ ही उन मुसलमान कवियों को अपवाद स्वरूप बरी कर दिया गया जो 
ईमान लाए, पुण्य कर्म किए और वे अधिकता के साथ अल्लाह तआला का स्मरण करते 
हैं । और जब उन पर अत्याचार किया गया तो उसका प्रतिशोध लेते हैं । यहाँ उन 
मुसलमान कवियों की ओर संकेत है जिन्होंने उस समय अपनी कविता के द्वारा प्रतिशोध 
लिया जब काफिरों के निन्दक कवियों ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर 
आक्रमण किया । 

ह207$*६ 


सूरः 26, अश-शुअरा 





4 £ 


E5) yi del है, | Ur 9 3५४३ 3० EVO its) is Va 3, $ 








> A ऋ॥ A, A, Eo ड >¢ : 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
तय्यिबुन्‌, समीउन, अलीमुन 
पवित्र, बहुत सुनने वाला, बहुत 
जानने वाला ।?2। 

यह सुस्पष्ट कर देने वाली एक पुस्तक 
की आयतें हैं ।3। 

क्या तू अपनी जान को इस लिए नष्ट 
कर देगा कि वे मोमिन नहीं होते ।4। 


यदि हम चाहें तो उन पर आकाश से एक 
ऐसा चिह्न उतारें जिसके सामने उनकी 
गर्दनें झुक जाएँ ।5। 

और उनके पास रहमान की ओर से जो 
भी ताज़ा उपदेश आता है वे उससे 
विमुख होने वाले बनते हैं ।6। 

अतः निःसन्देह उन्होंने (प्रत्येक ताज़ा 
चिह्न को) झुठला दिया है । अतः अवश्य 
उन्हें उन (बातों के पूरा होने) के 
समाचार मिलेंगे जिनकी वे खिल्ली 
उड़ाया करते थे ।7। 

क्या उन्होंने धरती को नहीं देखा कि 
हमने उसमें (वनस्पति के) कितने ही 
उत्तम प्रजाति के जोड़े उगाए हैं ।8। 
निःसन्देह इसमें एक बहुत बड़ा चिह्न है । 
जबकि अधिकतर उनमें से ईमान लाने 
वाले नहीं ।9। 





बह बह जे 


8285. बट जद जद न न अं» 


Ce 2 2 4 | 5 हक 
ONSEN 

| 5 > 
Oi + 9 
Oars 2६३४८ LS 
७5७ WOES SW YoY 
०2 छः ATT » sa Disa न्ट 
| 6 Lb | 95 | De) ~ x NS AS 
O03 ye 


६७ CTS SN OBE 
७222 5355 08658, 


5 ~~ E | biz है $ s 
RNS Ee ROUT] 
22 
+ pW 


०-५ 92 


सूरः 26, अश-शुअरा 


और निःसन्देह तेरा रब्ब ही पूर्ण प्रभुत्व 


वाला (और) बार-बार दया करने वाला ° 


है ॥॥0। (रुकू -&) 

और जब तेरे रब्ब ने मूसा को आवाज़ 
दी कि तू अत्याचारी जाति की ओर 
जा ।।। 

(अर्थात्‌) फिरऔन की जाति की ओर 
(यह कहते हुए कि) क्या वे तक़वा 
धारण नहीं करेंगे ? ।।2। 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! नि:सन्देह मैं 
डरता हूँ कि वे मुझे झुठला देंगे ।3। 

और मेरा सीना तंगी अनुभव करता है 
और मेरी जुबान नहीं चलती । अतः 

हारून की ओर अपनी रिसालत (अर्थात 
पैग़म्बरी) भेज ।।4। 

और मुझ पर उनकी ओर से एक अपराध 
(का आरोप) भी है । अतः मैं डरता हूँ 
कि वे मेरी हत्या न कर दें ।।5। 

उस (अल्लाह) ने कहा, कदापि नहीं ! 

अतः तुम दोनों हमारे चिह्लों के साथ 
जाओ । निःसन्देह हम तुम्हारे साथ खूब 
सुनने वाले हैं ।।6। 

अतः दोनों फ़िरऔन के पास जाओ और 
(उसे) कहो कि हम नि:सन्देह समस्त 
लोकों के रब्ब की ओर से पैगम्बर हैं ।।7। 

(यह संदेश देने के लिए) कि हमारे साथ 
बनी -इस्राईल को भेज दे ।।8। 

उसने कहा, क्या हमने तुझे बचपन से 
अपने बीच नहीं पाला और जबकि तू 
अपनी आयु के कई वर्ष हमारे बीच 
रहा ? ।॥9। 


i 


ee Ul bic Nie 


पारः 9 
CF BASSE 


SERENE 
७0 HSS Bos 


क्र UL हैः 028 re tz 5 5 ~ 2» ~” 
BS (३-८ 33 So S29 


CUISINE 


® AIF M2 

5 ) RO 

५ 50 5 आप 6२5 द 57 (८६६ 
2) Os [| | 929 <) 9° >2 ५४ [3 
ठ ls >) 

lal 


ls as 


OF 
(a 


~ AZ 


C3 EF SNES ४३४ : 5 


५८४०५) ८ 22 


सूरः 26, अश-शुअरा 


पारः 9 


और तूने वह कर्म किया जो तूने ही dai i < 858 5६5५ 


किया और तू कृतध्नों में से है ।20। 


उसने कहा, मैंने वह कर्म उस समय किया 
जब मैं राह से भटका हुआ था ।2। 
इसलिए जब मैं तुमसे भयभीत हुआ तो 
मैं तुम से फ़रार हो गया । तब मेरे रब्ब ने 
मुझे तत्त्वज्ञान प्रदान किया और मुझे 
पैग़म्बरों में से बना दिया ।22। 


| र 

© ~ 2 १ 
k I: ~ 6 5i% i कै. रा 
®) ९ ए 2 iE i) Les ok 
PE nee हा pe र 57 %% 
८८ ३8 5%५42.05) :९० ६.८, १८ ६ 
ONC SESS 


और (क्या तेरा) यह उपकार है, जो तू ,£,;:८ रक्षा 2 bi ०६०5 82; 3४5 है 


मुझ पर जता रहा है कि तूने बनी 
इस्राईल को दास बना डाला ? ।23। 
फ़िरऔन ने कहा, और वह समस्त लोकों 
का रब्ब है कया चीज़ ? ।24। 

उसने कहा, आसमानों और धरती का 
रब्ब और उसका (भी) जो उन दोनों के 
बीच है । (अच्छा होता) यदि तुम 
विश्वास करने वाले होते ।25। 

उसने उनसे जो उसके चारों ओर थे 
कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे ? ।26। 
उस (अर्थात मूसा) ने कहा, (वह) 
तुम्हारा भी रब्ब है और तुम्हारे पूर्वजों 
का भी रब्ब है ।27। 

उस (अर्थात फ़िरऔन) ने कहा 
निःसन्देह यह तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी 
ओर भेजा गया है, अवश्य पागल है ।28। 
उस (अर्थात मूसा) ने कहा (वह) पूरब 
का भी रब्ब है और पश्चिम का भी और 
उसका भी जो उन दोनों के मध्य है । 
(अच्छा होता) यदि तुम बुद्धि से काम 
लेते ।29| 


L Rr a 5,7 
०४५ -) ५४: 


ना 


FRM RS ee IE 
CAUSES 


€ 


\ 


G52 DN I 


R22 
et 


ok 20% Pr Ered ठ + Cu 
D3 56) 
९५ 2“ 0! +° + 


2 


oS 54588 ol डा { ~~ i ~ हि 
७2८४-23५।| SSIS SES 


री 0553 55,250 


(9 £ re x 
+ Zz 
(A) 9) 5 > | 


835 _ ८८5 _3 ० <-5 E 


Pe हः 


2 ARIA 2 ‘ ~ 
Z| 2% (CE & | ase 427 
०१५ ) Ge 


सूरः 26, अश-शुअरा 


उसने कहा, यदि तूने मेरे सिवा किसी 
को उपास्य बनाया तो मैं अवश्य तुझे 
बन्दी बना दूँगा ।30। 

उसने कहा, क्या ऐसी अवस्था में भी कि 
मैं तेरे समक्ष कोई खुली-खुली वस्तु 
प्रस्तुत करूं ? ।3। 

उसने कहा, फिर उसे ले आ यदि तू 
सच्चों में से है ।32। 

तब उसने अपनी लाठी फेंकी तो सहसा 
वह स्पष्ट दिखाई देने वाला अजगर बन 
गया ।33| 


फिर उसने अपना हाथ निकाला तो 5 


सहसा वह देखने वालों को सफ़ेद दिखाई 
देने लगा ।34। (रुकू ज्ञ) 

उस (फ़िरऔन) ने अपनी चारों ओर के 
सरदारों से कहा, निःसन्देह यह कोई 
बड़ा कुशल जादूगर है ।35। 

यह चाहता है कि अपने जादू के बल पर 
तुम्हें तुम्हारे देश से निकाल दे । अतः 
तुम क्या परामर्श देते हो ? ।36| 
उन्होंने कहा, इसको और इसके भाई 
को कुछ ढील दे और शहरों में 
(लोगों को) एकत्रित करने वाले भेज 
दे ।37। 

वे तेरे पास प्रत्येक प्रकार के कुशल 
जादूगर ले आएँगे ।38। 

अतः जादूगरों को एक निर्धारित दिन 
के निश्चित समय पर इकट्ठा किया 
गया ।39। 

और लोगों से कहा गया कि क्या तुम 
एकत्रित हो सकोगे ? ।40। 


E 


OR BCE E 55 


|| Ee |] ad 


CHANSON ESE NE 


i 
NB DD 
OBES 2... 
GEE INH 
७6४5० 


Os SEs pin 
ZT 2 id 2 


be (४2) } 7 Ce ¢ | 205 oc 
~£ ° ~ Cd ९ > 
3 क 

RE be 5 ww > 


सूरः 26, अश-शुअरा 


ताकि यदि जादूगर विजयी हो जाएँ तो 
हम उन्हीं के पीछे चलें ।4]। 


अतः जब जादूगर आ गए तो उन्होंने 
फ़िरऔन से कहा यदि हम ही विजयी हो 
गये तो क्या हमारे लिए कोई प्रतिफल 
भी होगा ? ।42। 

उसने कहा, हाँ और निश्चित रूप से तुम 
इस अवस्था में निकटवर्तियों में भी 
सम्मिलित हो जाओगे ।43। 

मूसा ने उनसे कहा, जो (जादू) तुम 
डालने वाले हो डाल दो ।44। 

तब उन्होंने अपनी रस्सियाँ और 
अपनी लाठियाँ (धरती पर) डाल दीं 
और कहा, फिरऔन के सम्मान की 
सौगन्ध ! निःसन्देह हम ही विजयी 
होने वाले हैं ।45| 

तब मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो सहसा 
वह उस झूठ को निगलने लगी जो 
उन्होंने गढ़ा था ।46। 

तब जादूगर सजदः करते हुए (धरती 
पर) गिरा दिए गए ।47। 

उन्होंने कहा, हम समस्त लोकों के रब्ब 
पर ईमान ले आए हैं ।48। 

मूसा और हारून के रब्ब पर ।49| 


उस (अर्थात फ़िरऔन) ने कहा, क्या 
मेरी अनुमति से पूर्व ही तुम उस पर 
ईमान ले आए हो ? निःसन्देह यह 
तुम्हारा मुखिया है जिसने तुम्हें जादू 
सिखाया था। अतः तुम शीघ्र ही (इसका 


७0% 
9 Dl | 


७४65 »।|5|5 2:2८ /  & ४ 
58 


[| पारः 9 


IS ०७० Ci & 


FS is ole ES 


| 2 


@ OS 
rd 
£0 De 


HONIG Ea 2५ ५ 


OLN ८०३४६ BASE 


SEN) 258 


X27 B27 ~ 


JOINS BC 
[PSN “४९ 9४8 
OS SO 


७०३४७ ७ 
y 5 HR 6 2% 
SIG] | (५३४ ७ 


Se] 


y i) {> 08 ५५% (६८ 
CA ESE 
05:०5 ION 


SG 


ZZ 


ge ee 7] 
नी 
bi 2 | (3228 Zw 5 js 5 
ऐप 9 हि 
२७% ~ 


~ PME eT न्द 


सूरः 26, अश-शुअरा 


परिणाम) जान लोगे । मैं अवश्य तुम्हारे 
हाथ और तुम्हारे पाँव विपरीत दिशाओं 
से काट डालूँगा । और निःसन्देह मैं तुम 
सब को सूली पर लटका दूँगा ।50। 
उन्होंने कहा, कोई आपत्ति नहीं 
निःसन्देह हम अपने रब्ब ही की ओर 
लौटने वाले हैं ।5]। 

निःसन्देह हम आशा लगाए बैठे हैं कि 
हमारा रब्ब हमारी भूलों को क्षमा कर 
देगा क्योंकि हम सर्वप्रथम ईमान लाने 
वालों में से हो गए ।52। (रुकू ->) 
और हमने मूसा की ओर वहइ की कि 
रात को किसी समय हमारे भक्तों को 
यहाँ से ले चल । निःसन्देह तुम्हारा 
पीछा किया जाएगा ।53। 

अतः फिरऔन ने विभिन्न शहरों में 
एकत्रित करने वाले भेजे ।54। 

(यह घोषणा करते हुए कि) निःसन्देह 
ये लोग एक अल्पसंख्यक तुच्छ समुदाय 
हैं ।55| 

और इस पर भी ये अवश्य हमें क्रोध 
दिला कर रहते हैं ।56। 

जबकि हम सब अवश्य सतर्क रहने वाले 
हैं ।57। 

अतः हमने उन्हें बागों और झरनों (वाले 
भू-भाग) से निकाल दिया ।58। 

तथा ख़ज़ानों और सम्मानजनक स्थान से 
भी ।59। 

इसी प्रकार (हुआ) । और हमने बनी- 
इस्राईल को उस (भू-भाग) का 
उत्तराधिकारी बना दिया ।60। 


र a7 र है कक g 


RN 3 2५3 Se 


Eb ~ 2 +~ (६ Br <] 0 ~ 
5 >>) sls ४ 


सूरः 26, अश-शुअरा 


अतः वे (फ़िरऔन और उसके साथी) 
तड़के ही उनके पीछे लग गए ।6।। 

फिर जब दोनों समूहों ने एक दूसरे को 
देखा तो मूसा के साथियों ने कहा, 
निःसन्देह हम तो पकड़े गए ।62। 

उस (अर्थात्‌ मूसा) ने कहा, कदापि 
नहीँ । निःसन्देह मेरा रब्ब मेरे साथ है 
(और) अवश्य वह मेरा मार्गदर्शन 
करेगा ।63। 

अतः हमने मूसा की ओर वहइ की कि 
अपनी लाठी से समुद्र पर प्रहार कर । 
इस पर (समुद्र) फट गया और प्रत्येक 
टुकड़ा ऐसा हो गया जैसे कोई बड़ा 
टीला हो ।64।” 

और उस स्थान पर हमने दूसरों को 
(पहलों के) निकट कर दिया ।65। 

और हमने मूसा को और उन सब को भी 
जो उसके साथ थे मुक्ति प्रदान की ।66। 
फिर हमने दूसरों को डुबो दिया ।67। 


निःसन्देह इसमें एक बहुत बड़ा चिह्न था 
और (बावजूद इसके) उनमें से 
अधिकतर मोमिन नहीं बने ।68। 


{9} पारः 9 


~ 5 rr] SN SRI 


6) CO ~ ~ Dre कु 


७ २2६८-७५ IS YEE 


७८८०, SL FOES 
2G BOSS "A 


> 


6 

a i द Ci 
Od. "| a) )। 9 

हि DE Or (55 
Oxo CFR (५4४११ ‘oy |9 





न“: इस आयत में हज़रत मूसा अलै. के समुद्र को उस स्थान से पार करने का उल्लेख है जहाँ नील नदी 
और समुद्र परस्पर मिलते हैं । अत: कभी कभार नील नदी में ऊपरी क्षेत्र से बाढ़ का पानी तीव्र वेग से 
इस प्रकार आ रहा होता है और लगता है कि पानी की एक दीवार चली आ रही है । इसी प्रकार 
समुद्र भी ज्वार के समय तूफानी लहरों के साथ उठ कर आगे बढ़ता है । हज़रत मूसा अलै. को ऐसे 
समय में अल्लाह तआला ने नदी और समुद्र के उस संगम स्थल से सुरक्षित पार करवा दिया जबकि 
यह दोनों विशाल जलराशि अभी परस्पर मिले नहीं थे । परन्तु पीछे जो फ़िरऔन की जाति उनको 
पकड़ने के लिए आ रही थी वे सब के सब फिरऔन सहित उस समय डूब गए जब विपरीत दिशाओं 
से आ रही ये दोनों विशाल जलराशियाँ परस्पर मिल गई । 


सूरः 26, अश-शुअरा 


और निःसन्देह तेरा रब्ब ही पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।69। (रुकू -ई-) 

और उन के समक्ष इब्राहीम की ख़बर 
पढ़ ।70। 

जब उसने अपने पिता और उसकी जाति 
से कहा, तुम किस वस्तु की उपासना 
करते हो ? ।7। 

उन्होंने कहा, हम मूर्तियों की उपासना 
करते हैं और उनकी (उपासना के) लिए 
बैठे रहते हैं ।72। 

उसने कहा, जब तुम (उन्हें) पुकारते 
हो तो क्या वे तुम्हारी पुकार सुनते 
हैं ? |73। 

अथवा तुम्हें लाभ पहुँचाते हैं या कोई 
हानि पहुँचाते हैं ? ।74। 

उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने पूर्वजों 
को देखा कि वे इसी प्रकार किया करते 
थे ।75। 

उसने कहा, क्या तुमने ध्यान दिया 
कि तुम किसकी उपासना करते रहे 
हो ? ।76| 

(अर्थात) तुम और तुम्हारे पूर्वज ।77। 


अतः निःसन्देह ये (सब के सब) मेरे 
शत्रु हैं सिवाय समस्त लोकों के रब्ब 
के ।78। 

जिसने मुझे पैदा किया । अतः वही है 
जो मेरा मार्गदर्शन करता है ।79| 

और वही है जो मुझे खिलाता है और 
पिलाता है ।80। 


[| पारः 9 


4 £ 5 “| > i) oT ० लू 5 ४०६4६, ० 
EONS 


© CSS += 84 ~ CEs ९ ६ Z 282 > | ARARIT |) 5 & 
vy), * \ 2 eR) £ १ ) 
Ca U ® 9} 


> 


pe ae 


© ~ > i er aT 
७03 >« १०० १2६०८ 3) 


सूरः 26, अश-शुअरा 


पारः 9 





और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही है 
जो मुझे आरोग्य प्रदान करता है ।8।। 
और जो मुझे मारेगा और फिर जीवित 
करेगा ।82। 

और जिससे मैं आशा रखता हुँ कि 
कर्मफल प्राप्ति के दिन मेरे दोष क्षमा 
कर देगा ।83। 

हे मेरे रब्ब ! मुझे तत्त्वज्ञान प्रदान 
कर और मुझे नेक लोगों में सम्मिलित 
कर ।84। 

और मेरे लिए बाद के आने वालों में सच 
कहने वाली जुबान निश्चित कर दे ।85। 
और मुझे नेमतों वाले स्वर्ग के 
उत्तराधिकारियों में से बना ।86। 

और मेरे पिता को भी क्षमा कर दे । 
निःसन्देह वह पथभ्रष्टों में से था ।87। 
और मुझे उस दिन अपमानित न 
करना जिस दिन वे (सब) उठाए 
जाएँगे ।88। 

जिस दिन न कोई धन लाभ देगा और न 
पुत्र ।89। 

परन्तु वही (लाभ में रहेगा) जो अल्लाह 
के समक्ष आज्ञाकारी हृदय लेकर 
उपस्थित होगा ।90। 

और स्वर्ग को मुत्तक्रियों के निकट कर 
दिया जाएगा ।9।। 

और नरक को पथभ्रष्टों के सामने ला 
खड़ा किया जाएगा ।92। 

और उनसे कहा जाएगा, वे कहाँ हैं 
जिनकी तुम उपासना किया करते 
थे ? ।93। 


de 247735 2 4 gl | ~ 
(७) CAS ° ° 
७) Dh 98 — RPI) 9 


CIS SY 


OY 5 EHS 


= 5] Z ~ 5 


A (3 x) 


A a IG [oe > जज २६2७ > w ~ 
2-४2 Eile Ye SB) 
7 ~” 7 + i 
3६७५४ 
N77 > 


® Zoo (२६४ 4६72०५०२०० 
OO NUE fs 


OER ANH 


है 222 


dr 


सूरः 26, अश-शुअरा 


अल्लाह के सिवा, क्‍या वे तुम्हारी 
सहायता कर सकते हैं अथवा (अपना) 
प्रतिशोध ले सकते हैं ? ।94। 

अत: वे और अवज्ञाकारी लोग भी उसमें 
औँधे गिरा दिए जाएँगे ।95। 

और इब्लीस की समस्त सेना भी ।१6। 


जबकि वे उसमें परस्पर झगड़ रहे होंगे, 
वे कहेंगे, ।97। 

अल्लाह की क़सम ! हम तो 
निःसन्देह खुली-खुली पथभ्रष्टता में 
थे।१8। 

जब हम तुम्हें समस्त लोकों के रब्ब के 
समकक्ष ठहराते थे ।99। 

और हमें अपराधियों के सिवा किसी ने 
पथभ्रष्ट नहीं किया ।00। 

अतः हमारे लिए (अब) कोई सिफारिश 
करने वाला नहीं है ।।0।। 

और न कोई अंतरंग मित्र है ।।02। 


काश ! हमारे लिए एक बार लौट कर 
जाना (संभव) होता तो हम ईमान लाने 
वालों में से हो जाते ।03। 

इसमें निःसन्देह एक बड़ा चिह्न है । 
और उनमें से अधिकांश मोमिन नहीं 
थे ।॥04। 

और निःसन्देह तेरा रब्ब ही है जो पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।05। (रुकू -ह) 

नूह की जाति ने भी पैग़म्बरों को झुठला 
दिया था ।06। 


(0 | पारः 9 


S322 50, 35 2 
OO 9 ns _9 | 
3 


© 4 ~ 322 UBS क 
orev airy 


3, i E 
GY) Oss 53 _०» | 


७६ 


od eee > 2X 2S 
CATES] 
SN ni “~ i 
as ¢ aT 


OO 99,2६० YUL Gs 


3 ६: 4४ [८5 
७ ७9५३४ ०७ 


® 
( 
पर 
@ 
० 
| 
io ६\ 
I 


AST E We हर ऊँ 544 ° 0 
AHS IOS Ls ESE 35) 
DN ट्र 
© C2 9 
5 € >> 5 x छ| siz 
कि GN Pesos 


ह let 5 28 8 
ON CHAS IS 


सूरः 26, अश-शुअरा 


जब उनके भाई नूह ने उनसे कहा 
था, क्‍या तुम तक़वा से काम नहीं 
लोगे ? ॥07। 

निःसन्देह मैं तुम्हारे लिए एक 
विश्वसनीय पैगम्बर हूँ ।।08। 

अतः अल्लाह का तक़वा धारण करो 
और मेरा आज्ञापालन करो ।।09। 

और मैं इस पर तुम से कोई प्रतिफल नहीं 
माँगता । मेरा प्रतिफल तो केवल समस्त 
लोकों के रब्ब पर है ।।।0। 

अतः अल्लाह का तक़वा धारण करो 
और मेरा आज्ञापालन करो ।।।।। 
उन्होंने कहा, क्या हम तेरी बात मान 
लें? जबकि सबसे निम्न वर्ग के लोगों ने 
तेरा अनुसरण किया है ।।2। 

उसने कहा, जो कार्य वे किया करते थे 
मुझे उस बारे में क्या मालूम ? ।।3| 
उनका हिसाब केवल मेरे रब्ब के 
ज़िम्मे है । काश ! तुम समझ 
रखते।4। 

और मैं तो ईमान लाने वालों को 
धुतकारने वाला नहीं हूँ ।।।5। 

मैं तो केवल एक खुला-खुला सतर्ककारी 
हूँ ।।6| 

उन्होंने कहा, हे नूह ! यदि तू न रुका तो 
अवश्य तू संगसार किए जाने वालों में से 
हो जाएगा ।।7। 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मेरी जाति ने 
मुझे झुठला दिया है ।।।8। 

अतः मेरे और इनके मध्य स्पष्ट निर्णय 
कर दे और मुझे मुक्ति प्रदान कर । 


EN पारः 9 
BONE FA 


ONE 
ED] टः 
Ss 


SO) lied ४५ 
ड़ 3 Ces > 7 ~ uke f 
252४ ५-००७४४ 

<ा ॥, 


E 


\ 


7 
5 ir 
२६५ 


ग x. ~~ 
OY sl ३40 ४ 


SRT, IRIS 


5८:58 9 CN Dor ESR + 3) El 
OO HN Els ye 5 ७ 


[७ 


SOL SE Cle SE 


£ ८ > AE UE ¢ FS > 
S035 HG slag Ol 


TS Sd ०६ i K 5 \§ 
CIPD ६५%: ASN 
k ~ 2 5 i i 

© Ce 2 ०१ 

द दे 27 ON FE 

E OFF 


Ks EIS LED 5 


+५ 4 ६ zit ८64४ 
CH Es ~ 


+ 2 
7, «0 


सूरः 26, अश-शुअरा 


और उनको भी जो मोमिनों में से मेरे 
साथ हैं ।॥9। 

अत: हमने उसे और उनको जो उसके 
साथ थे एक भरी हुई नौका के द्वारा 
मुक्ति दी ।20। 

फिर हमने बाद में शेष रहने वालों को 
डुबो दिया ।27| 

निःसन्देह इसमें एक बड़ा चिह्न है और 
उनमें से अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं 
थे ।22| 

और निःसन्देह तेरा रब्ब ही है जो पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ॥[23। (रुकू न ) 

आद (जाति) ने (भी) पैग़म्बरों को 
झुठला दिया ।।24। 

जब उनके भाई हृद ने उनसे कहा, क्या 
तुम तक़वा धारण नहीं करोगे ? ।।25। 
निःसन्देह मैं तुम्हारे लिए एक 
विश्वसनीय पैगम्बर हूँ ।।26। 

अतः अल्लाह का तक़वा धारण करो 
और मेरा आज्ञापालन करो ।।27। 

और मैं तुम से इस पर कोई 
प्रतिफल नहीं माँगता । मेरा प्रतिफल 
तो केवल समस्त लोकों के रब्ब पर 
है ।।28| 

क्या तुम प्रत्येक ऊँचे स्थान पर (केवल) 
निरर्थक (अपनी बड़ाई का) स्मारक 
निर्माण करते हो ? ।।29| 

और तुम (भाँति-भाँति के) कारखाने 
लगाते हो ताकि तुम सदा (अमर) 
रहो ।30| 


[| पारः 9 


42577 


७-० slag 


NS 8 i 7G 5 2 2 | 27 AE 

(a 28 3 

(0) Ome 

» EN! 3 २ | RDI” [s iT rr ड 

OO I Fs 
> Fe ~ bs र LZ, (५ | < 

SHSTOGS २००८५ 36 
AD: 

6 O29 


€ 22 


© pe | है है | 5 <, 


UC, 
C: 

Ns 
७६ 


पृ 
& 
ik 


45 रत 
ट्र Cs > कक 9x [2 3. 8 ८० 
(७9 $: 3 ES a 
७८९३. »०।| SEIS 


५ जद TR» | Re 
Ua O35 2G) 
ट्र Fe Tod 2६ is 
(x) © १४४2 9 4 | 
”. 22 | दः i oe STs 2 
७5% I) BAYT SS | ७s 
dl L els » ] 7 (le £ 
SE sd) 
2 ~ 5 ६६7 | ६ i | 44 
OOS «९३ 62, Sy 0 
‘oe ie 54 2. (2८०८४ ०8, 4g7 
AAS Gos ३3००४ ३ 
ट्‌ [oe ञी > कह! 
७०७०३ 


सूरः 26, अश-शुअरा 


और जब तुम पकड़ करते हो तो कठोर 
बन कर पकड़ करते हो ।।3।। 

अतः अल्लाह का तक़वा धारण करो 
और मेरा आज्ञापालन करो ।32। 

और उससे डरो जिसने ऐसी वस्तुओं से 
तुम्हारी सहायता की जिन्हें तुम जानते 
हो ।।33। 

उसने चौपाय और संतान (प्रदान कर) 
तुम्हारी सहायता की ।।34| 

और बागों तथा झरनों के रूप में 
भी।।35| 

निःसन्देह मैं तुम पर एक बड़े दिन के 
अज़ाब से डरता हूँ ।।36| 


उन्होंने कहा, चाहे तू हमें उपदेश 
दे अथवा न दे, हमारे लिए बराबर 
है ।37| 

(जो तुम हमें सिखाते हो) यह केवल 
पुराने लोगों के आचरण हैं ।।38। 

और हमे अज़ाब नहीं दिया 
जाएगा।39| 

अतः उन्होंने उसे झुठला दिया तो हमने 
उनको विनष्ट कर दिया । निःसन्देह 
इसमें एक बहुत बड़ा चिह्न है । और 
उनमें से अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं 
थे ।]40| 

और निःसन्देह तेरा रब्ब ही पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।।47। (रुकू -+) 

समूद (जाति) ने भी पैगम्बरों को झुठला 
दिया था ।42| 


EES} 
L hE +~ 
6 


(८५४८४ EET SG 


ORE HN ८४ 


LE) 5 Rs $ TE! 2 
OOS SS YTS) 


~ 
~ 42 $73 A? ४५४ | 7 
> AA 9 


Fb oN SNE 


¢ 


Cs > ae] डे RIE &2 ५ 
कक ष 


Go 


सूरः 26, अश-शुअरा 


जब उनको उनके भाई सालेह ने 
कहा, क्‍या तुम तक़वा धारण नहीं 
करोगे ? ॥43। 

मैं निःसन्देह तुम्हारे लिए एक 
विश्वसनीय पैगम्बर हूँ ।।44। 

अतः अल्लाह का तक़वा धारण करो 
और मेरा आज्ञापालन करो ।45। 

और मैं इस पर तुमसे कोई प्रतिफल नहीं 
माँगता । मेरा प्रतिफल तो केवल समस्त 
लोकों के रब्ब पर है ।।46| 

क्या तुम इसी प्रकार यहाँ शांति में रहते 
हुए छोड़ दिए जाओगे ? ।।47। 

बागों और झरनों में ।48। 


और खेतियों में और ऐसी खजूरों में 
जिनके गुच्छे (फल के बोझ से) टूट रहे 
हों ।।49| 

और तुम कुशलता से काम करते हुए 
पर्वतों में घर तराशते हो ।।50| 

अतः अल्लाह का तक़वा धारण करो 
और मेरा आज्ञापालन करो ।।57। 

और सीमा का उल्लंघन करने वालों के 
आदेश का पालन न करो ।।52। 

जो धरती में उपद्रव करते हैं और सुधार 
नहीं करते ।।53। 


उन्होंने कहा, निःसन्देह तू उनमें से है जो 
जादू से सम्मोहित कर दिए जाते हैं ।।54। 
तू हमारी भाँति एक मनुष्य के सिवा और 
कुछ नहीं । अतः यदि तू सच्चों में से है 
तो कोई चिह्न ले आ ।55। 


|| | पारः 9 


RT i 


COHEN BOE 


~ 
Na, Hird 3५% ON 
Se) ; OS 


Mas 
NBC 

DOLLY 
§ CR RH । 3 E 


ह्‌ Ei; 2 


Gos CEs 
SBN eS 


3 22% कर है 02 


सूरः 26, अश-शुअरा 


उसने कहा, यह एक ऊँटनी है जिसके 
पानी पीने का एक समय निश्चित किया 
जाता है । और तुम्हारे लिए भी निश्चित 
दिन को ही पानी लेने की बारी हुआ 
करेगी ।56। 

अतः उसे हानि पहुँचाने के उद्देश्य से 
छुओ तक नहीं । अन्यथा तुम्हें एक बड़े 
दिन का अज़ाब आ पकड़ेगा ।।57। 

फिर भी उन्होंने उसकी कूँचें काट 
दीं। फिर वे अत्यंत लज्जित हो 
गये।58| 

अतः उन्हें अज़ाब ने आ पकड़ा । 
निःसन्देह इसमें एक बहुत बड़ा चिह्न है । 
और उनमें से अधिकतर ईमान लाने वाले 
नहीं थे ।।59| 

और निःसन्देह तेरा रब्ब ही पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ॥60। (रुकू न) 

लूत की जाति ने भी पैग़म्बरों को झुठला 
दिया था ।।6| 

जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा, क्या 
तुम तक़वा धारण नहीं करोगे ? ।।62। 
निःसन्देह मैं तुम्हारे लिए एक 
विश्वसनीय पैगम्बर हूँ ।।63। 

अतः अल्लाह का तक़वा धारण करो 
और मेरा आज्ञापालन करो ।।64। 

और मैं इस पर तुम से कोई प्रतिफल नहीं 
माँगता । मेरा प्रतिफल तो केवल समस्त 
लोकों के रब्ब पर है ।65। 

क्या तुम संसार भर में पुरुषों के ही पास 
आते हो ? ।॥66। 


Se A? 


iE eS Us 5%-२ Cie ५४३ 


OBE 2% 
Cg ESE [es कसा -27 


be 


35, |e a 
IGS ~ FE 


७& ५ 9 58 66४५5 
A Ss 3९) ¢ ~ 
c AsO 


४ 


Cee कक is 


E] 


C2 FEN है a2 > (6 
OOSEYILH AHO 


52222 220 60६ 


7 oe 


ए a 


52% ०) 


Goi 
SE Ge OS HOF 


सूरः 26, अश-शुअरा 


और उसे छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब्ब ने 
तुम्हारे लिए तुम्हारे साथी पैदा किए हैं । 
वास्तविकता यह है कि तुम सीमा का 
उल्लंघन करने वाले लोग हो ।।67। 
उन्होंने कहा, हे लूत ! यदि तू न रुका 
तो निःसन्देह तू (इस बस्ती से) निकाले 
जाने वालों में से हो जाएगा ।।68। 

उसने कहा, निःसन्देह मैं तुम्हारे कर्म से 
अत्यन्त विमुख हूँ ।।69। 

हे मेरे रब्ब ! मुझे और मेरे परिवार 
को उससे मुक्ति प्रदान कर जो वे 
करते हैं ।॥70। 

अतः हमने उसे और उसके परिवार (में) 
सब को मुक्ति प्रदान की ।।7।। 

सिवाए एक बुढ़िया के जो पीछे रहने 
वालों में थी ।72। 

फिर हमने दूसरों का सर्वनाश कर 
दिया ।73। 

और उन पर हमने एक वर्षा बरसाई । 
अतः: सतर्क किये गये लोगों पर (बरसाई 
गई) वर्षा बहुत बुरी थी ।74। 
निःसन्देह इसमें एक बड़ा चिह्न था । और 
उनमें से अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं 
थे ॥75। 

और निःसन्देह तेरा रब्ब ही है जो पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।76। (रुकू उ) 

वन में निवास करने वालों ने भी पैग़म्बरों 
को झुठला दिया था ।77। 

जब शुऐब ने उनसे कहा, क्या तुम 
तक़वा धारण नहीं करोगे ? ।78। 


पारः 9 


न्द ~ 5) Se क i > रद कं 
SE C335 


Br) «द्दा 


७0०३ she | Ri S39) | 


CST COIS E 


~ 2 ~ 


(9 CS ४०] | (2 


DOSEN 25 2। ७ 


ब्र Ps ~ 2 be 3& >> +७ ~ 
७0%-४५०५)७३ 9१२५० 
हर ~ ~ 


~ | 2% ~ हू 


Oxo) a\B)3 
७ ८४ १-33।१ ५४८४ 


094४ ०७३ 


&§ 5 ८0 
७ ८8 ANI 645 5६ 


Ala fs Vis sek ५२८ ७३४४५ 


(9 ~? % A 2 र 
७८2४ )-.-»| 
नी 


OnE, 


सूरः 26, अश-शुअरा 


निःसन्देह मैं तुम्हारे लिए एक 
विश्वसनीय पैगम्बर हूँ ।।79। 

अतः अल्लाह का तक़वा धारण करो 
और मेरा आज्ञापालन करो ।।80| 

और मैं इस पर तुम से कोई प्रतिफल नहीं 
माँगता । मेरा प्रतिफल तो केवल समस्त 
लोकों के रब्ब पर है ।।8]। 

पूरा-पूरा तौलो और उनमें से न बनो जो 
कम करके देते हैं ।।82। 


और सीधी डंडी से तौला करो ।।83। 


और लोगों के सामान उनको कम करके 
न दिया करो । और धरती में उपद्रवी 
बनकर अशांति न फैलाते फिरो ।।84। 
और उससे डरो जिसने तुम्हें पैदा किया 
और प्रथम सृष्टि को भी ।85। 

उन्होंने कहा, निःसन्देह तू उनमें से है 
जो जादू से सम्मोहित कर दिए जाते 
हैं ।86| 

और तू हमारी भाँति एक मानव के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं और हम तुझे 
अवश्य झूठों में से समझते हैं ।87। 

अतः यदि तू सच्चों में से है तो तू हम पर 
आकाश से कुछ टुकड़े गिरा ।।88| 


उसने कहा, मेरा रब्ब उसे भली-भाँति 
जानता है जो तुम करते हो ।।89| 

अतः उन्होंने उसे झुठला दिया और 
उनको एक छाया कर देने वाले 
विनाशकारी बादल युक्त दिन के अज़ाब 


पारः ]9 
EA 35255) 


535 Ys ail 
IG] 
TSE NESE 


582% 


Feb res] uo i Ys 


BCR YG 


|9.»-०० loss 


y RIT 


७9६ OR) CS | | sit 


GS BIS ESTEVE 


भा (4 ‰ SO ०७ T 9 
CRISES GIF JOR ME 


~ 5 


SER 
SOLS LAE S506 


~ 
नू \s Ei 


rE 255८8 igs 


सूरः 26, अश-शुअरा 


ने आ पकड़ा । वास्तव में वह एक बहुत 
बड़े दिन का अज़ाब था ।।90| 
निःसन्देह उसमें एक बड़ा चिह्न था । 
और उनमें से अधिकतर ईमान लाने वाले 
नहीं थे ।।9। 

और निःसन्देह तेरा रब्ब ही है जो पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।।92। (रुकू /) 

और निःसन्देह यह समस्त लोकों के रब्ब 
की ओर से उतारी गई (वाणी) है ।।93। 
जिसे रूह-उल-अमीन लेकर उतरा 
है,।।94| 

तेरे हृदय पर । ताकि तू सतर्ककारियों में 
से हो जाए ।।95।* 

खुली-खुली अरबी भाषा में (है) ।॥96। 


और निःसन्देह यह पूर्ववर्तियों के धर्म- 
ग्रन्थों में (उल्लेखित) था ।।97। 


पारः 9 
EE p O45) A 

2 2“ हर हट ~ | इ + 5 
ASTI FCSN] 
os 


FO SEE 


Ol 45] ४ 
2 ७ AS 444 
BESS 


७८४ LAN ८०० BS ik 


क्या उनके लिए यह बात एक बड़ा चिहण |£ ACES ४552: 5 


नहीं है कि बनी-इस्राईल के विद्वान 
इसको जानते हैं ? ।।98। 

और यदि हम इसे अजमियों (अर्थात 
अस्पष्ट भाषियों) में से किसी पर 
उतारते ।।99| 

और वह उन्हें इसे पढ़ कर सुनाता तो 
कदापि ये उस पर ईमान लाने वाले न 
होते ।200। 

इसी प्रकार हमने अपराधियों के दिलों में 
इस (बात) को प्रविष्ट कर दिया है ।20]। 


~ 


ks, ट्र i: 85 sel 57 ITZ 4% 
OC % % |» ke ०49 


+ ~ 2 oes) ड 95 347६( ८ ~ <] ! ~ 





* आयत ।93 से ।95 : पवित्र कुरआन हज़रत जिन्रील अलै. के द्वारा अवतरित किया गया । जिनका 
दूसरा नाम रूह-उल -अमीन भी है और इसे हज़रत मुहम्मद सल्ल. के दिल पर जारी किया गया । 


सूरः 26, अश-शुअरा ii पारः 9 


(कि) वे उस पर ईमान नहीं लाएंगे SHAN 


3 ie SHY 
यहाँ तक कि पीड़ाजनक अज़ाब को 


देख लें ।202| 

अतः वह उनके पास सहसा आ जाएगा OO bo 
और वे कोई समझ न रखते होंगे ।203। 

फिर वे कहेंगे कि क्या हमें ढील दी 04 yg eR 
जाएगी ? ।204। पे 
अतः क्या वे हमारे अज़ाब को OE 
शीघ्रतापूर्वक माँगते हैं ? ।205। FO 
कया तूने ध्यान दिया कि यदि हम उन्हें Os EOE | 
कुछ वर्ष के लिए लाभ पहुँचा दें ।206। 

फिर वह उनके पास आ जाए जिससे वे 0८ 4422 ib 
डराए जाते थे ।207। 

तो जो अस्थायी लाभ उन्हें पहुंचाया ह peel WEI 
जाता था, वह उनके कुछ काम न आ 

सकेगा ।208। ¢ 

और हमने जो कोई भी बस्ती ध्वस्त की ६ | 5775 se Ul 3 
उसके लिए सतर्ककारी अवश्य (भेजे जा ६ 8 ५ ल्न्श्टम 
चुके) थे ।209। ही ०३३२४ ८४ 
(यह) एक अत्यन्त शिक्षाप्रद अनुस्मृति CRE € त 
(है) । और हम कदापि अत्याचार करने 
वाले नहीं थे ।2।0| 

और शैतान यह (वहइ) लिए हुए नहीं DAE DWE 
उतरे ।27।। Ko 


और न उनका यह साहस है । और न ही OOS BS 

वे (इसका) सामर्थ्य रखते हैं ।22| 

निःसन्देह वे (ईश्वरीय वाणी) सुनने से ठ 6s eno 
वंचित कर दिए गए हैं ।2।3। व, 

अतः तू अल्लाह के साथ किसी (अन्य) OE EQ iE £56 
उपास्य को न पुकार अन्यथा तू अज़ाब 522 0 
दिए जाने वालों में से हो जाएगा ।24। Orga 0? 


सूरः 26, अश-शुअरा 


और अपने परिवार वालों अर्थात्‌ निकट 
सम्बन्धियों को सतर्क कर ।25। 

और अपना पंख मोमिनों में से उनके 
लिए जो तेरा अनुसरण करते हैं, झुका 
दे ।26| 

अतः यदि वे तेरी अवज्ञा करें तो कह दे 
कि जो तुम करते हो निःसन्देह मैं उससे 
मुक्त हूँ ।27। 

और पूर्ण प्रभुत्व वाले (और) बार-बार 
दया करने वाले (अल्लाह) पर भरोसा 
कर ।2।8। 

जो तुझे देख रहा होता है, जब तू खड़ा 
होता है ।29। 

और सजदः करने वालों में तेरी 
व्याकुलता को भी ।220। 

निःसन्देह वही है जो बहुत सुनने 
वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने वाला 
है 22] | 

क्या मैं तुम्हें उसकी ख़बर दूँ जिस 
पर शैतान अधिकता के साथ उतरते 
हैं ? ।222| 

वे हर पक्के झूठे (और) महापापी पर 
अधिकता के साथ उतरते हैं ।223। 

वे (उनकी बातों पर) कान धरते हैं और 
उनमें से अधिकतर झूठे हैं ।224। 

और रहे कवि, तो केवल भटके हुए (लोग) 
ही उनका अनुसरण करते हैं ।225। 

क्या तूने नहीं देखा कि वे प्रत्येक घाटी में 
(उद्देश्यहीन) फिरते रहते हैं ? ।226| 
और निःसन्देह वे जो कहते हैं, वह करते 
नहीं ।227। 


पारः 9 


y Sos NT OES +१7 

SEG NB FEES 

CSG | x ए») ५) Rae | ~ ६ sail 
जे CS « 22१% 

OCs 34) C2 


y > छु 43 ge oR 6 7५ ट 5 
ON ४2४ + 0४७५ 


i) 0 Es 5 
(७) >>» Ly SA | 


ON Ee 3545] 


60920 652 ४:6६; 


(& ५2 ls ४०4८ 
हि 
2४2 डर uo 


OF AS Eos 


Lb [a है xxx 2० Oe 7% 
6) A ४9 


सूरः 26, अश-शुअरा |] पारः 9 


सिवाय उनके, (उनमें से) जो ईमान CA, iy) ioe = कि | < yl 
लाए और पुण्य कर्म किये और Norn, 
अधिकता के साथ अल्लाह को याद ५ 2.5 |१ 7०2 5 | 7&5 || 955 39 
किये और अत्याचार सहने के पश्चात्‌ ,-,^ ~ FS y i 

ड | 9०५० ee < > i oS 57 77 ab + ८ 
उसका बदला लिया । और वे जिन्होंने | २०० | ७८-०३ 9०-०८ 


अत्याचार किया शीघ्र ही जान लेंगे कि € OO iia 


lo 


वे किस लौटने के स्थान पर लौट 
जाएँगे ।228। (रुकू नङ) 


[| 
27- सूरः अन-नम्ल 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 94 आयते हैं । 

इस सूरः का आरंभ ता, सीन खण्डाक्षरों से होता है । अल्लाह तआला की भाँति 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी पवित्र हैं और पवित्र व्यक्ति पर शैतान 
नहीं उतरा करते । इस कारण अवश्यमेव यह ऐसे पवित्र अल्लाह की वाणी है जो परम 
विवेकशील है । और जिसने अपने पवित्र भक्त पर पवित्र और तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण वहइ 
अवतरित की है । 

इसके बाद हज़रत मूसा अलै. के वर्णन की पुनरावृत्ति की गयी है और बताया गया 
है कि अल्लाह तआला अपने पवित्र भक्तों को वहइ के द्वारा मंगलमय बना देता है । अतः 
आयत संख्या 9 में उल्लेख किया गया है कि अल्लाह के वे नेक भक्त जो ईश्वरीय ज्योति 
की खोज में रहते हैं उनको अल्लाह तआला अपनी ज्योति की झलक दिखा कर बरकतों 
की ओर बुलाता है । 

इसके पश्चात हज़रत दाऊद अलै. और हज़रत सुलैमान अलै. का वर्णन किया 
गया है, जो बहुत सी ऐसी बातों पर आधारित हैं, जो कुरआनी मुहावरों पर से पर्दा 
उठाते हैं । तथा मनुष्य को अन्धकारो से प्रकाश की ओर ले जाते हैं । परन्तु इस विवरण 
में बहुत सी ऐसी अनेकार्थ बोधक आयतें हैं जिनसे कुटिल हृदय वाले व्यक्ति और भी 
अधिक भटक जाते हैं और वे वास्तविक विषय वस्तु की तह तक नहीं पहुँच सकते । इस 
में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात पक्षियों की भाषा है । पवित्र कुरआन के अनुसार 
पक्षियों की भाषा से अभिप्राय उन लोगों की भाषा है जो पक्षियों की भाँति आकाश में 
उड़ते हैं, अर्थात आकाशीय भाषा में बात करते हैं | यह धारणा ठीक नहीं है कि हज़रत 
सुलैमान अलै. को वह भाषा सिखाई गई थी जिसे पक्षी आपस में बोलते हैं । इस सूरः की 
बहुत सी आयतें इस भ्रांत-धारणा की निराकरण करती हैं । उदाहरणस्वरूप यह कहा 
गया कि नम्ल (चींटियों) का समुदाय परस्पर बातें कर रहा था और हज़रत सुलैमान 
अलै. ने उसको समझ लिया । यदि नम्ल से अभिप्राय नम्ल जाति के स्थान पर कुछ 
व्याख्याकारों के अनुसार चींटियाँ ही ली जाएँ, तो चींटियाँ तो पक्षी नहीं होतीं । फिर 
हज़रत सुलैमान अलै. जिनको पक्षियों की भाषा की जानकारी दी गई थी, चींटियों की 
भाषा कैसे समझ गए ? 

फिर यह कहा जाता है कि हज़रत सुलैमान अलै. की सेना में एक पक्षियों की सेना 
भी सम्मिलित थी, जिस का मुखिया महारानी सबा को खोज लगाते हुए उसके दरबार 
तक जा पहुँचा था । जब उसने वापस आकर अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया तब 


|) 


वह सारी बातें बताई जो महारानी के दरबार में कही जा रही थीं, मानों वह उनको समझ 
रहा था । हालाँकि महारानी और उसके दरबारियों की भाषा तो पक्षियों की भाषा नहीं 
थी । फिर जब उसने हज़रत सुलैमान अलै. का पत्र महारानी के समक्ष रखा, तब भी 
महारानी और उसके दरबारियों के मध्य जो बातें हुई, उस सारी बातचीत को जो मनुष्य 
की भाषा में हो रही थी, वह पक्षी समझ गया । सारांश यह है कि इस सूरः में पक्षियों की 
भाषा सम्बन्धित काल्पनिक कथाओं का खण्डन कर के इसका यही अर्थ किया गया है कि 
वस्तुतः अल्लाह के भक्त आकाशीय भाषा में वार्तालाप किया करते हैं । 

इसके पश्चात वह महारानी सबा जो राजनीतिक रूप से हज़रत सुलैमान अलै. की 
श्रेष्ठता स्वीकार कर चुकी थी परन्तु अभी अपने धर्म से अलग हो कर हज़रत सुलैमान 
अलै. के एकेश्वरवादी धर्म में सम्मिलित नहीं हुई थी, उसको समझाने के लिए हज़रत 
सुलैमान अलै. के शिल्पकारों ने आप के महल में एक ऐसा फर्श बनाया जो शीशे की 
भाँति चमक रहा था । और ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह फर्श नहीं बल्कि पानी है । उस 
पर चलते हुए महारानी सबा ने पानी से बचने के लिए अपने वस्त्र को अपनी पिंडलियों से 
ऊपर उठा लिया । तब हज़रत सुलैमान अलै. ने उसको समझाया कि सूर्य का भी ऐसा ही 
उदाहरण है कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में अल्लाह 
तआला के प्रकाश से ही वह उपकृत हो रहा होता है । और सूर्य को प्रकाश का स्रोत 
समझने वाले उसी प्रकार धोखा खा जाते हैं जैसे महारानी सबा की दृष्टि धोखा खा गई । 
यह बात समझने के पश्चात वह महारानी इस वास्तविकता को समझ गई कि हर ओर 
अल्लाह ही की दीप्ति है और शेष सभी दीप्तियाँ नज़र के धोखे हैं । 

इसके पश्चात क्रमशः ऐसे नबियों का वर्णन है जिन्होंने एकेशवरवाद का प्रचार 
किया तो मुश्रिक जातियों ने जैसा कि महारानी सबा की जाति मुश्रिक थी, उनको बार- 
बार नकार दिया । और यद्यपि महारानी सबा की जाति को हिदायत पाने के कारण 
अल्लाह तआला ने क्षमा कर दिया परन्तु वे लोग बार-बार अनेकेश्वरवाद का मार्ग 
अपनाने के कारण बाद में तबाह कर दिए गए । 

इसके बाद फिर यह कहा गया है कि अल्लाह तआला के अद्वितीय होने का विषय 
नबियों पर वर्षा की भाँति अवतरित होता है जो जीवन का स्रोत है । भौतिक जीवन भी 
इस आकाशीय पानी से प्राप्त होता है और आध्यात्मिक जीवन भी नबियों को इसी 
आकाशीय वर्षा के वरदान से प्राप्त होता है । 

इसके बाद यह प्रश्‍न उठाया गया है कि धरती पर स्वच्छ जल बरसाने की जो 
प्रक्रिया है क्या उसे अल्लाह के सिवा अन्य कोई काल्पनिक उपास्य बना सकता था ? 
और इस विषय को इस बात पर समाप्त किया गया कि अल्लाह तआला ने समुद्रो के मध्य 


[| 


एक रोक बनाई हुई है । यह वह विषय है जो अल्लाह तआला की ओर से हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आकाशीय जल की भाँति उतरा । अन्यथा आपके युग में 
कदापि ऐसी वैज्ञानिक अथवा भौगोलिक जानकारी मौजूद न थी । पवित्र कुरआन ने दो 
समुद्रों के मध्य रोक का जो विषय वर्णन किया, वास्तव में इसमें एक भविष्यवाणी 
निहित थी जिसके प्रकट होने पर ज्ञान रखने वालों का ईमान-वर्धन होना था । अर्थात्‌ 
जिन समुद्रो के मध्य एक अलंघ्य रोक बना दी गई थी, अल्लाह तआला उन समुद्रो को 
मिला देगा । इस विषय की स्पष्ट भविष्यवाणी अन्य दो आयतों में उल्लेखित है । 

अब वही दुआ का विषय जो पिछली कुछ सूरतों में क्रमशः जारी है, पुनः उसे 
छेड़ते हए कहा गया है कि जब एक आतुर व्यक्ति दुआ करता है तो अल्लाह तआला उसे 
स्वीकार कर लेता है । अद्भुत बात यह है कि इस विषय का भी समुद्रों से सम्बन्ध है । 
जैसा कि दूसरी आयतों में वर्णन किया गया है कि जब समुद्री तूफ़ान में धिर कर कुछ 
लोग निराश हो जाते हैं और अत्यंत व्याकुल और विचलित होकर अल्लाह तआला को 
पुकारते हैं तो वह उनको भयंकर तूफ़ानों से बचा कर स्थलभाग तक पहुँचा देता है । 
परन्तु इस प्रकार मुक्ति पाकर भी जब उन में से कुछ फिर से अनेकेशवरवाद की ओर 
लौट आते हैं तो अल्लाह तआला इस बात पर समर्थ है कि स्थलभाग में ही उनका विनाश 
कर दे । इस विषय को विस्तारपूर्वक कुछ दूसरी आयतों में वर्णन किया गया है । सूखी 
धरती में धंसाए जाने वालों का विवरण भी पवित्र कुरआन में मिलता है जैसा कि 
आजकल हम भूकम्प के रूप में देखते हैं कि कई बार मनुष्यों की बड़ी-बड़ी आबादी 
धरती फटने से उसमें समा जाती हैं । 

इस विषय को जारी रखते हुए बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि विचार करे 
कि समुद्र और स्थल भाग के अन्धकारो में कौन है जो उसे प्रत्येक प्रकार के ख़तरों से मुक्ति 
देता है । क्या अल्लाह के सिवा भी कोई उपास्य है ? इसी प्रकार कहा गया कि कौन है जो 
पहली बार सृष्टि करता है फिर इस सृष्टि की पुनरावृत्ति करता चला जाता है। क्या अल्लाह 
के सिवा भी कोई उपास्य है ? इसमें यह शिक्षा है कि जब कि वे देखते हैं, पहली बार भी 
अल्लाह तआला ही उत्पन्न करता है (अन्यथा उत्पत्ति के आरम्भ का कोई समाधान नहीं) 
और फिर प्रतिदिन इसी क्रिया की पुनरावृत्ति करता चला जाता है कि हर समय, समस्त 
संसार में पानी के द्वारा मिट्टी से भाँति-भाँति के जीवन उत्पन्न करता है । तो वह मनुष्य 
को उसके मृत्योपरान्त जिस प्रकार चाहे फिर दोबारा जीवन प्रदान करने से किस प्रकार 
असमर्थ हो सकता है ? परन्तु क्योंकि इन लोगों को परलोक का कोई ज्ञान नहीं । इस 
कारण अपने पुनर्जीवन के सम्बन्ध में सदैव शंका में पड़े रहते हैं। अतः इस पृष्ठभूमि में 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि 


[|| 


काफ़िरों और मुश्रिकों के उदाहरण तो मुर्दौ की भाँति है । और मुर्दो तक तेरी पुकार नहीं 
पहुँच सकती । अतः जब तू उनको सम्मार्ग की ओर बुलाता है तो उन बुद्धिहीनों को तेरी 
पुकार सुनाई ही नहीं देती । इसी प्रकार अंधों को भी तेरा प्रकाश कोई लाभ नहीं पहुँचा 
सकता क्योंकि प्रकाश का अनुसरण करने के लिए आँखों में भी दृष्टिशक्ति होनी चाहिए । 

फिर आयत संख्या 83 में धरती पर पशुओं की भाँति जीवन व्यतीत करने वालों 
को बहुत गम्भीर रूप से सतर्क किया गया है कि धरती पर चलने फिरने वाला ही एक 
जानवर उनको दण्ड देने के लिए नियुक्त किया जाएगा । अरबी शब्द तुकल्लिमुहुम के 
दोनों अर्थ यहाँ लागू होते हैं । एक अर्थ तो यह है कि वह उनसे बातचीत करेगा । अर्थात्‌ 
अपनी स्थिति के अनुसार उनसे बात करेगा । और दूसरा अर्थ यह है कि वह उनको 
काटेगा जिसके कारण वे अत्यंत भयानक रोग का शिकार हो जाएँगे । इस पवित्र आयत 
में दाब्बतुल अर्ज़ (धरती का जीव) अर्थात चूहों का वर्णन है जो जीव भी हैं और धरती 
में प्लेग फैलाने के कारण बनते हैं । उनकी पीठ पर ऐसे कीड़े सवार होते हैं जिनके काटने 
से प्लेग फैलता है । 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. के युग में लोग पर्वतों को स्थिर समझते थे परन्तु इस सूर: 
की आयत संख्या 89 वर्णन करती है कि वे बादलों की भाँति लगातार उड़ रहे हैं हालाँकि 
दृढतापूर्वक धरती में गड़े हुए भी हैं | इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई अर्थ निकल नहीं 
सकता कि धरती सहित वे बादलों की भाँति घूम रहे हैं । इस आयत के अन्तिम टुकड़े ने 
निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है कि अल्लाह तआला की शिल्पकारी को जिसने दृढ़ता 
पूर्वक इन पर्वतों को धरती में गाड़ा हुआ है कैसे आलोचना का पात्र बनाया जा सकता 
है? यहाँ इस भ्रांति का निराकरण कर दिया गया कि यह घटना कयामत के दिन घटेगी । 
कयामत के दिन तो कोई आँख इन पर्वतों को उड़ता हुआ नहीं देखेगी | और यदि पर्वत 
उड़े भी तो यह अत क न कुल्लु शैइन (उस अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु को सुदृढ़ बनाया) 
दावा के विपरीत होगा । इस कारण इसके सिवा कोई उपाय नहीं रहता कि मनुष्य यह 
स्वीकार करे कि पर्वत धरती में ऐसे गतिशील हैं जैसे आकाश पर बादल गतिशील हैं । 
यह बातें इस लिए वर्णन की गई हैं कि ज्ञान रखने वालों को पूर्ण विश्वास हो जाए कि 
अल्लाह तआला, उनका रब्ब एक महान शिल्पकार है । 

इस सूरः की अन्तिम आयत में यह वादा कर दिया गया है कि जिन चिह्लों का 
वर्णन किया गया है वे अवश्य मानवजाति को दिखा दिए जाएँगे । जिसमें धरती के चिह्न 
और आकाशीय चिह्न भी हैं । तथा भविष्य के विद्वान इस बात की गवाही देंगे कि जैसा 
पवित्र कुरआन ने कहा था बिल्कुल वैसा ही घटित हुआ । 


त्र 


सूरः 27, अन-नम्ल 

















~ ८ ह 2 3 ज हि न x 

















é A 














x 


SL 
A, A, A 





ज जद अ औड 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
तय्यिबुन, समीऊन : पवित्र, बहुत 
सुनने वाला, यह कुरआन की और एक 
सुस्पष्ट पुस्तक की आयतें हैं ।2। 
मोमिनों के लिए हिदायत और शुभ- 
सामाचार हैं ।3। 

वे जो नमाज़ को क़ायम करते हैं और 
ज़कात देते हैं और वही हैं जो परलोक 
पर विश्वास रखते हैं ।4। 

निःसन्देह वे लोग जो परलोक पर ईमान 
नहीं लाते हमने उनके कर्म उनके लिए 
सुन्दर कर दिखाए हैं । अतः वे भटकते 
रहते हैं ।5। 

यही वे लोग हैं जिनके लिए बहुत बुरा 
अज़ाब (निश्चित) है । और वे ही 
परलोक में सर्वाधिक घाटा उठाने वाले 
होंगे ।6। 

और निःसन्देह परम विवेकशील (और) 
सर्वज्ञ (अल्लाह) की ओर से तुझे 
कुरआन प्रदान किया जाता है ।7। 

(याद कर) जब मूसा ने अपने घर वालों से 
कहा कि निःसन्देह मैं एक आग देख रहा 
हूँ । अतः मैं या तो उस (के निकट) से 
तुम्हारे लिए कोई समाचार लाऊँगा अथवा 
तुम्हारे पास कोई सुलगता हुआ अंगारा ले 
आऊँगा ताकि तुम आग तापो ।8। 


Cy 


क 
2 बेड 








&) 


A, 


EUS] ?) 2.५७ kell 3) 9 


0 
तर 
te 


A A A A NA 








a Ee 


i P| 


८ 2 ५ Zam A IRDA ~? 
5% | 09529 =| © se Ca) 
OOF Ysa 
SOE SENS SY 
3050 38 4868 


Sasol gas 


5 ya Gli i इ] है" 


~ 
ट Z 7 g* 


Deis | BY PEF | 
Clem 5 sale Si 
OOS AS US 


सूरः 27, अन-नम्ल 


अतः जब वह उसके पास आया तो 
आवाज़ दी गई कि जो इस अगिनि में है 
और जो उसके इद गिर्द है, उसे भी 
बरकत दिया गया है । समस्त लोगों का 
रब्ब अल्लाह ही पवित्र है ।9। 

हे मूसा ! निःसन्देह (यह बातचीत करने 
वाला) मैं ही अल्लाह हूँ, (जो) पूर्ण प्रभुत्व 
वाला और परम विवेकशील (है) ।।0।" 
और अपनी लाठी फेंक । अतः जब उसने 
उसे देखा कि ऐसे हिल रही है कि मानो 
वह एक साँप है । तो वह पीठ फेरते हए 
मुड़ गया और पलट कर भी न देखा । हे 
मूसा ! डर नहीं । निःसन्देह मैं वह हूँ कि 
मेरे निकट पैगम्बर डरा नहीं करते ।।। 
परन्तु वह जिसने कोई अत्याचार किया 
हो फिर वह बुराई के बाद (उसे) नेकी 
में परिवर्तित कर दे तो नि:सन्देह मैं 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला हूँ ।।2। 

और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल 
वह बिना किसी दोष के चमकता हुआ 
निकलेगा । (यह दोनों) फ़िरऔन और 
उसकी जाति की ओर (भेजे जाने वाले) 
नौ चिह्र में से हैं । निःसन्देह वे बहुत ही 
दुराचारी लोग हैं ।।3। 


||} पारः 9 


Did 


(27) Sl); C) | 529 Ws Se Us 


Os ssi 
Ol DS 
(0) ASS] 2 4 MS 
Ek ०% + =) Ces (३४ iT” 
Die) sls as | 
b > i tg Z 2 | (r CG 
i 223२-०७ 3530० Es 
ई 6 7 Af sil ii 3 
by Y 3) ~ Y ~ 9% 


OOF Us 


59०2-०४ ५०-७०. ०४ Sb AY) 


w 
Fs GFE ७ 


OHO 
RE EE 
| ss @ प्छे है » 5 का (eb 27 
HESS ELLA 
०4 bE: > ¢ L 5% 7 579 ® i 
PSSST ESS] 


~ 5 


७७४३-३८ ४ 





आयत संख्या 8 से 0 : इन तीन आयतों में हज़रत मूसा अलै. पर वहइ उतरने की घटना का वर्णन 
किया गया है । जब आप अपने परिवार के साथ मदयन से हिजरत करके मिस्र की ओर वापस जा रहे 
थे, उस समय शीत ऋतु थी और आपको अग्नि की आवश्यकता थी । तूर के पर्वत पर आपने आग 
की भाँति एक प्रज्वलित अग्निशिखा देखी । परन्तु जब वहाँ पहुँचे तो कोई अग्नि नहीं थी बल्कि वृक्ष 
का एक भाग असाधारण रूप से चमकता दिखाई दे रहा था । उस समय अल्लाह तआला ने आप 
अलै. पर यह वहइ की, कि जिस को तुम अग्नि के रूप में चमकता देख रहे हो वह अग्नि नहीं बल्कि 
मेरा प्रकाश चमक रहा है । यह एक दृष्टान्त है । 


सूरः 27, अन-नम्ल 


[|| पारः 9 





अतः जब उनके पास हमारे ज्ञानदृष्टि 
प्रदान करने वाले चिह्न आए तो उन्होंने 
कहा, यह तो खुला-खुला जादू है ।।4। 
और उन्होंने अत्याचार और उद्दण्डता 
करते हुए उनका इनकार कर दिया, 
हालाँकि उनके दिल उन पर ईमान ला 
चुके थे । अतः देख ! उपद्रव करने वालों 
का कैसा परिणाम होता है ।।5। 

(रुकू नह ) 
और हमने नि:सन्देह दाऊद और 
सुलैमान को बड़ा ज्ञान प्रदान किया 
था । और दोनों ने कहा, समस्त 
प्रशंसा अल्लाह ही की है जिसने हमें 
अपने बहुत से मोमिन भक्तों पर 
प्रधानता दी है ।6। 
और सुलैमान दाऊद का उत्तराधिकारी 
हुआ और उसने कहा, हे लोगो ! हमें 
पक्षियों की भाषा सिखाई गई है और हर 
चीज़ में से हमें कुछ प्रदान किया गया 
है। निःसन्देह यह खुली-खुली कृपा ही 
है ।7। 
और सुलैमान के लिए जिन्न और मनुष्य 
एवं पक्षियों में से उसकी सेना इकट्ठी की 
गई और उन्हें अलग-अलग पंक्तियों में 
क्रमबद्ध किया गया ।।8। 
यहाँ तक कि जब वे नम्ल की घाटी पर 
पहुँचे तो नम्ल (जाति) की एक स्त्री ने 
कहा, हे नम्ल जाति ! अपने अपने 
घरों में घुस जाओ । सुलैमान और 
उसकी सेना कहीं बेख़बरी में तुम्हें रौंद 
न डालें ।।9| 


Ces 


IA ssa CR sess ५ 


2 WR 


९9.8 Ss |» 
sl Es Cg 5585 
OFS i Iss 


६ OIG RM EIS 
ट Ce ei T 2 77 ~ (022) ह< | aN 220 
Ee अक, 39 Cl 49 5 


Uke ELS Usa Ls ४५5५ 
CHOTA Be 


ENGI 59 <) 99 
USL 52 | 9h) \ bs [rd 
OLN EAB) 5५६ 


OO fu 


2 | 2 ०0° o> € 2 | 3 


७0%: se HS SSIS 


६ 


SIG sss) 
BG APE Sei WIE Toe 
PD हक FE On | 5 EHR ५~ 57 

~~ ०० > 9 


O33 Y 


सूरः 27, अन-नम्ल 





वह (अर्थात्‌ सुलैमान) उसकी इस बात 
पर मुस्कराया और कहा, हे मेरे रब्ब ! 
मुझे सामर्थ्य प्रदान कर कि मैं तेरी 
नेमत का आभार व्यक्त करूँ जो तूने 
मुझ पर की और मेरे माता पिता पर 
की । और ऐसे पुण्य कर्म करूँ जो तुझे 
पसन्द हों । और तू मुझे अपनी कृपा से 
अपने सदाचारी भक्तों में सम्मिलित 
कर ।20| 

और उसने एक उच्च विचार वाले मनुष्य 
को अनुपस्थित पाया तो उसने कहा कि 
मुझे क्या हुआ है कि मैं हुद-हुद को 
नहीँ देख रहा । क्या वह अनुपस्थितों में 
से है ? ।2।* 

मैं अवश्य उसे अत्यन्त कठोर दण्ड दूँगा 
अथवा अवश्य उसकी हत्या कर दूँगा या 
वह (अपने बचाव में) मेरे पास कोई 
खुली -खुली दलील लेकर आए ।22। 
अतः वह (अर्थात्‌ सुलैमान) अधिक देर 
नहीं ठहरा था कि (हुद-हद आ गया 
और) उसने कहा, मैंने वह बात जान ली 
है जो आपको मालूम नहीं और मैं सबा 
(के देश) से आपके पास एक पक्की 
खबर लाया हूँ ।23। 

निःसन्देह मैंने एक स्त्री को उनपर 
शासन करते पाया और उसे हर चीज़ में 
से कुछ प्रदान किया गया है और उसका 
एक बड़ा सिंहासन है ।24। 


aT 4 IZ 
~ 9 || i As (०८ Ss 
© > हा Cabs रे जज ह aT 
ml 


3 BEL 


sf > Z £72 id rn ५ 
०.23 | 9०७०-०० ००००-०३ ३) 


® Bre श्ट 57 HE Ei ५2-4५ 
a ७३६ (4४ ys 





* तैर उच्च-विचार वाले मनुष्य के अर्थ में | (शब्दकोश 'गरीबुल कुरआन') 
हुद-हुद इब्रानी भाषा में हुदद हज़रत सुलैमान अलै. के एक सेनापति का नाम है । 


(जीविश इन्साइक्लोपीड़िया) 


सूरः 27, अन-नम्ल 


मैंने उसे और उसकी जाति को 
अल्लाह के बदले सूर्य को सजदः 
करते हुए पाया । और शैतान ने 
उनके कर्म उनको सुन्दर करके दिखाए 
हैं । अतः उसने सच्चे मार्ग से उनको 
रोक दिया है । इसलिए वे हिदायत 
नहीं पाते ।25। 

(शैतान ने उनको उकसाया) कि वे 
अल्लाह को सजद: न करें जो आकाशों 
और धरती में से गुप्त बातों को प्रकट 
करता है । और उसे जानता है जिसे 
तुम छिपाते हो और जिसे तुम प्रकट 
करते हो ।26। 

अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई 
उपास्य नहीं । महान अर्श का वही 
स्वामी है ।27। 

उसने कहा, हम देखेंगे कि क्या तूने 
सच्च कहा है अथवा तू झूढठों में से 
है ।28। 

यह मेरा पत्र ले जा और उसे उन लोगों 
के सामने रख दे । फिर उनसे एक तरफ 
हट जा । फिर देख कि वे क्या उत्तर देते 
हैं ।29| 

(यह पत्र देख कर) उस (महारानी) ने 
कहा, हे सरदारो ! मेरी ओर एक 
सम्मानजनक पत्र भेजा गया है ।30। 
निःसन्देह वह सुलैमान की ओर से है 
और वह यह है : अल्लाह के नाम के 
साथ जो अनंत कृपा करने वाला, बिन 
माँगे देने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।3। 


f & व] 


[| पारः 9 
RETESET 


BEN 5435 


3 ६492 5 iD Ks Cb ५ ~ 2 ( Dk 
OEY sel UE BS 


GE Ail 
DEG No 
CUS Ls 


5 SSE ICR] 
>, ४. हि 


~ 


Cl Fl ८7 ~ SE 24 7 Ts 
(9 द > «ल i र (2 

प्र १ 

5 ट] 25) 5iG6I{ Co a: w 2 &$॥| 
ना ol ~ हम 4 


RIA 
hs + CS 


CHET CEN 
BHD EEG 

see 

wo ७) 5 Gp 
4 , 3 है 


सूरः 27, अन-नम्ल |] 





(संदेश यह है) कि तुम मेरे विरुद्ध & & 
उद्ंडता न करो और मेरे पास ' 
आज्ञाकारी हो कर चले आओ ।32। 
(रकू नग) 
उसने कहा, हे सरदारो ! मुझे मेरे मामले 
में परामर्श दो । मैं कोई महत्वपूर्ण निर्णय 
नहीं करती जब तक तुम मेरे पास 
उपस्थित न हो ।33। 
उन्होंने कहा, हम बड़े शक्तिशाली लोग 
हैं और बड़े योद्धा हैं । वास्तव में निर्णय 


करना तेरा ही कार्य है । अतः तू स्वयं ही Gib 


विचार कर ले कि तुझे (हम को) क्या 
आदेश देना चाहिए ।34। 

उसने कहा, नि:सन्देह जब सम्राट किसी 
बस्ती में प्रवेश करते हैं तो उसमें 


उत्पात मचा देते हैं । और उसके Se 


निवासियों में से सम्माननीय लोगों को 
अपमानित कर देते हैं और वे इसी 
प्रकार किया करते हैं ।35। 

और अवश्य मैं उनकी ओर एक उपहार ६ 
भेजने लगी हूँ । फिर मैं देखूँगी कि दूत 

क्या उत्तर लाते हैं ।36| 


अतः जब वह (शिष्टमण्डल) सुलैमान OE 


के पास आया तो उसने कहा, क्या तुम 
मुझे धन के द्वारा सहायता देना चाहते >> 
हो जबकि अल्लाह ने जो मुझे प्रदान 
किया है उससे उत्तम है जो तुम्हें प्रदान 
किया है । परन्तु तुम अपने उपहार पर 
ही इतरा रहे हो ।37। 


उनकी ओर लौट जा । अत: हम अवश्य Re Ys. bE 


उनके पास ऐसी सेनाओं के साथ आएँगे 


tb oe) | > 20) | 


सूरः 27, अन-नम्ल 


पारः 9 





जिनका मुकाबला करना उनके लिए 
संभव नहीं । और हम उन्हें अवश्य इस 
(बस्ती) से अपमानित करते हुए 
निकाल देंगे और वे लाचार होंगे ।38। 
उसने कहा, हे सरदारो ! कौन है तुम में 
से जो उसका सिंहासन मेरे पास ले आए 
इससे पहले कि वे मेरे पास आज्ञाकारी 
हो कर पहुँचे ? ।39। 

जिन्नों में से इफ़्रीत ने कहा, मैं उसे तेरे 
पास ले आऊँगा, इससे पूर्व कि तू अपने 
स्थान से पड़ाव उठा ले । और निःसन्देह 
मैं इस (कार्य) पर खूब समर्थ (और) 
विश्वसनीय हूँ ।40।* 

वह व्यक्ति जिसके पास पुस्तक का ज्ञान 
था उसने कहा, मैं उसे तेरे पास ले 
आऊँगा इससे पूर्व कि तेरा सुरक्षा दस्ता 
तेरी ओर लौट आए । अत: जब उसने उसे 
अपने पास पड़ा पाया तो कहा, यह केवल 
मेरे रब्ब की कृपा से है ताकि वह मेरी 
परीक्षा ले कि मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ. 
अथवा कृतघ्नता । और जो भी कृतज्ञता 
प्रकट करता है तो अपने ही लाभ के लिए 
करता है । और जो कृतघ्नता करता है तो 
मेरा रब्ब निःसन्देह निःस्पृह और अत्यन्त 
दानशील है ।4। |” 


a 


BSN es sg 


N 
>. 
$ 
\ 
Cis \ ८ 
Ns फ 
FC 
= Nt 
i 
N \e 
FR 
घर + 
कप 
(+ 
है ९ ७ 
WW 
Eo 
CC, 
CF 


\ 
\ 


€) 
Cr 
3 
\b 
—_ 
(ye 
हे 
3 


०555. ५39 8 
5८७ ;४< 0055 HOG 
(47560. ५ 
eg Gs) 

5 SOB 





% उइफ़रीत जिस को जिन्न समझा गया है, कोई ऐसा जिन्न नहीं था जिसको लोक-प्रचलन में जिन्न 
कहा जाता है । पर्वतीय जातियों के सशक्त सरदारों को भी जिन्न कहा जाता है जो हज़रत सुलैमान 


अलै. के अधीन किए गए थे । 


«tats 
CO 


इस आयत में पुस्तक के ज्ञान से अभिप्राय बाइबिल का ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान-शास्त्र है । जैसा कि 


हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया कि ज्ञान दो प्रकार के हैं इल्मुल अद्यानि 
व इल्मुल अब्दानि (धार्मिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान) यह उसका एक उदाहरण है । वह व्यक्ति 
विज्ञान का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था और अपने ज्ञान के बल पर कठिन से कठिन वस्तु की भी नक़ल+ 


सूरः 27, अन-नम्ल 


उसने कहा, उसका सिंहासन उसके लिए 
एक साधारण वस्तु सदृश बना दो । हम 
देखते हैं कि क्या वह वास्तविकता को 
समझ जाती है अथवा ऐसे लोगों में से हो 
जाती है जो हिदायत नहीं पाते ।42। 
अतः जब वह आई तो उससे पूछा गया 
कि क्या तेरा सिंहासन इसी प्रकार का 
है ? तो उसने उत्तर दिया, मानो यह 
वही है और इससे पहले ही हमें ज्ञान दे 
दिया गया था और हम आज्ञाकारी हो 
चुके थे ।43।” 

और उस (अर्थात सुलैमान) ने उसे, 
उससे रोका जिसकी वह अल्लाह के सिवा 
उपासना किया करती थी । नि:सन्देह वह 
काफिर लोगों में से थी ।44। 

उसे कहा गया, महल में प्रविष्ट हो जा । 
अत: जब उसने उसे देखा तो उसे गहरा 
पानी समझा और अपनी दोनों पिडलियों 


से कपड़ा उठा लिया । उस (अर्थात्‌ 


सुलैमान) ने कहा, यह तो एक ऐसा 
महल है जो शीशों से जड़ा हुआ है । उस 
(महारानी) ने कहा, हे मेरे रब्ब ! 


[| पारः 9 
GEE (0 


@ Z 2x77? है] i 0 Eg 
OILY RHO SSF) 


SENSES 
ANDI BSE 
OOS ES sk 


4500) 92.5 <: ERAS 


¢; 


SEAN EIS 





«उतार सकता था । महारानी सबा के सिंहासन जैसा सिंहासन बनाना भी एक बहुत कठिन कार्य 
था परन्तु उसने दावा किया कि मैं यह सिंहासन बना दूँगा इससे पूर्व कि तेरा सुरक्षा दस्ता सरहदों से 


वापस तुझ तक आ पहुँचे । 


: यह बात सुनकर हज़रत सुलैमान अलै. ने आदेश दिया कि उसका सिंहासन उसके लिए एक साधारण 
सी वस्तु बना कर दिखा दो । यह नहीं कहा कि उसका सिंहासन वहाँ से उठा कर ले आओ । इसका 
अर्थ यह था कि बिल्कुल वैसा ही सिंहासन बना दो ताकि जिस सिंहासन पर वह गर्व कर रही है वह 


साधारण सी वस्तु दिखाई दे । 


*# इस आयत से सारी बात खुल जाती है । महारानी को यह नहीं कहा गया था कि क्या यही तेरा 
सिंहासन है, बल्कि यह कहा गया कि क्या तेरा सिंहासन इसी प्रकार का है ? इसके उत्तर में 
महारानी सबा ने यह नहीं कहा कि वही है बल्कि यह कहा कि इतनी समानता है कि मानो वही है । 


सूरः 27, अन-नम्ल 


निःसन्देह मैंने अपनी जान पर अत्याचार 
किया । और (अब) मैं सुलैमान के साथ 
अल्लाह, समस्त लोकों के रब्ब की 
आज्ञाकारीणी बनती हूँ ।45।" 

(रुकू उ) 
और हमने नि:सन्देह समूद (जाति) की 
ओर उनके भाई सालेह को (यह कहते 
हुए) भेजा था कि अल्लाह की उपासना 
करो । अतः सहसा वे दो दल बन कर 
झगड़ने लगे ।46। 
उसने कहा, हे मेरी जाति ! तुम क्यों 
अच्छी बात से पहले बुरी बात के लिए 
जल्दी करते हो । तुम क्यों अल्लाह से 
क्षमा नहीं माँगते ताकि तुम पर दया की 
जाए ।47। 
उन्होंने कहा, हम तुझ से और तेरे 
साथियों से अपशकुन लेते हैं । उसने 
कहा, तुम्हारा शकुन तो अल्लाह के पास 
है । बल्कि तुम तो ऐसे लोग हो जिन्हें 
परीक्षा में डाला जाएगा ।48। 
और (उसके) प्रमुख नगर में नौ व्यक्ति 
थे जो देश में उपद्रव किया करते थे और 
सुधार नहीं करते थे ।49। 
उन्होंने कहा, परस्पर अल्लाह की कसमें 
खाओ कि हम अवश्य उस पर और 


|! 


पारः 9 
TEER RCE Us Tt 2% 7 
CC 3) =) 
3८220 wz Do 
कि Ol D3 Ge 


नी 


GLASS EIS 


5a £w < LOse sts A bl 5 5! x 5 
+ ~ 3 4 ~ 7 [9% ° 
2G द 
Fe ro | AES EF | Eves {77 | 
HOS 5 


ADRS द्र 


© (००० - 
IE की 645 4 608 ४॥ ¬ (5 
OE Ls 


~ 


Fa 2६३ हि! ४५ 3 5 2 त 
>> 53 |; ०0 2S 


Df ईद रेट 

(६9 Oo 

ZI ड्द द SD 5% ७७१2 Re SR 4६५ 
०३-०८ BB AS ANE 5४५ 
DOSY PING 

afif OS 4६६०४ | 8 ६5 | 5 
Salas lsc 

bo ~ 





* महारानी सबा को महल में प्रवेश करने की आज्ञा दी गई । उसका फर्श अत्यन्त स्वच्छ शीशों के 
टुकड़ों का बना हुआ था और अपनी चमक-दमक में पानी स्वरूप दिखाई दे रहा था । हालाँकि 
साधारण फर्श था, कोई पानी वहाँ नहीं था । महारानी ने पानी समझ कर अपना वस्त्र समेट लिया 
ताकि गीला न हो जाए । उस समय हज़रत सुलैमान अलै. ने उसको बताया कि यह भी एक दृष्टि का 
धोखा है । जिस प्रकार तुम सूर्य को उज्ज्वल समझ कर यही समझती हो कि सूर्य ही प्रकाश का स्रोत 
है हालाँकि वास्तव में तो अल्लाह तआला का प्रकाश उसमें प्रकाशित हो रहा होता है । इस पर वह 
समझ गई कि हम सूर्य की अनुचित उपासना किया करते थे । 


सूरः 27, अन-नम्ल 


उसके घर वालों पर रात्रि के समय 
आक्रमण करेंगे । फिर हम अवश्य उसके 
अभिभावक से कहेंगे कि हमने तो उसके 
घर वालों के विनाश को देखा नहीं और 
अवश्य हम सच्चे हैं ।50। 

और उन्होंने बहुत बड़ा षडयन्त्र रचा 
और हमने भी एक (जवाबी) योजना 
बनाई और वे कुछ समझ न सके ।5।। 
अतः देख कि उनके षड्यन्त्र का कैसा 
अन्त हुआ कि हमने उनको और उनकी 
समस्त जाति को नष्ट कर दिया ।52। 
अतः ये उनके घर हैं जो उस अत्याचार 
के कारण वीरान पड़े हैं, जो उन्होंने 
किया । निःसन्देह इसमें उन लोगों के 
लिए एक बड़ा चिह्न है जो ज्ञान रखते 
हैं ।53। 

और हमने उनको जो ईमान लाए और वे 
जो तक़वा धारण करने वाले थे, मुक्ति 
प्रदान की ।54। 

और लूत को भी (मुक्ति दी) । जब 
उसने अपनी जाति से कहा कि क्या तुम 
अश्लीलता में लिप्त हो ? जबकि तुम 
भली-भाँति समझ रहे हो (कि क्या 
करते हो) ।55। 

क्या तुम अवश्य काम वासना मिटाने के 
लिए स्त्रियों को छोड़ कर पुरुषों के पास 
आते हो ? बल्कि तुम तो ना समझ लोग 
हो ।56। 

अत: उसकी जाति का सिवाय इसके 
कोई उत्तर न था कि उन्होंने कहा कि 
लूत के परिवार को अपनी बस्ती से 


]!| पारः ]9 
al Sis , > 2: > मु & LS) 45 - 
CIE 


BESS FS 33 
O53 Y 
Gia SALE OES 


RR EF RY PT Fe 5०2 
Oxo aga 959 Nes > 


> £7 यु x 5 i i 
O33 5 96 J) | ० ee | 


~ 


सूरः 27, अन-नम्ल 


निकाल दो । निःसन्देह ये ऐसे लोग हैं 
जो बड़े पवित्र बनते हैं ।57। 

अतः हमने उसको मुक्ति प्रदान की और 
उसके घर वालों को भी, सिवाय उसकी 
पत्नी के, जिसे हमने पीछे रह जानों 
वालों में गिन रखा था ।58। 

और हमने उन पर एक बारिश बरसाई । 
अत: कितनी भयानक होती है सतर्क 
किए जाने वालों पर (होने वाली) 
बारिश ।59। (रुकू -# ) 

कह दे कि समस्त प्रशसा अल्लाह ही के 
लिए है । और सलाम हो उसके भक्तों 
पर जिन्हें उसने चुन लिया । क्या अल्लाह 
श्रेष्ठ है अथवा वे जिन्हें वे (उसके) 
साझीदार ठहराते हैं ? ।60। 


!! पारः 9 
003g shes SF 

(36 ASMA As 

GU 


bs ४५.७ (95 seb )2०।| 
हि SIG] 


)१ 


SoCs 5»: 5%0 45. & 
i ड 
है 


सूरः 27, अन-नम्ल 


अथवा (यह बताओ कि) कौन है वह 
जिसने आसमानों और धरती को पैदा 
किया और तुम्हारे लिए आसमान से 
पानी उतारा । और उसके द्वारा हमने 
सुशोभित बाग़ उगाए । तुम्हारे वश में 
तो न था कि तुम उनके वृक्षों को 
उगाते । (अतः) क्या अल्लाह के साथ 
कोई (और) उपास्य है ? (नहीं, 
नहीं) बल्कि वे अन्याय करने वाले लोग 
हैं ।6।। 

अथवा (फिर) वह कौन है जिसने 
धरती को ठहरने का स्थान बनाया और 
उसके बीच में नदियाँ जारी कर दीं । 
और जिसने उसके पर्वत बनाए और दो 
समुद्रों के मध्य एक रोक बना दी । 
क्या अल्लाह के साथ कोई (और) 
उपास्य है ? (नहीं) बल्कि उनमें से 
अधिकतर नहीं जानते ।62। 

अथवा (फिर) वह कौन है जो व्याकुल 
व्यक्ति की दुआ स्वीकार करता है जब 
वह उसे पुकारे । और कष्ट को दूर कर 
देता है और तुम्हें धरती के उत्तराधिकारी 
बनाता है । क्या अल्लाह के साथ कोई 
(और) उपास्य है ? बहुत कम है जो 
तुम शिक्षा ग्रहण करते हो ।63। 

अथवा (फिर) वह कौन है जो स्थल 
भाग और जल भाग के अन्धकारों में 
तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और कौन है 
वह जो अपनी कृपा (वर्षण) से पूर्व 
शुभ-समाचार के रूप में हवाएँ चलाता 
है । क्या अल्लाह के साथ कोई (और) 


|!) पारः 20 


x Ed 
ड w 
पु > 


05s RE 


4& ८८ (६528 ४८ i ४८ ५ Si) A 4 


20766: 4 Ce 
ee SG CEE 
2% 2 ab है (हट & 4 + bar & 
SH MEN ss 
Bie ना 9 कद 
SEI 


ENS PELL SS] 
CEST es 

) Z 4 | क्र 
EWE Cg 


pe ue Foes 6 Sk 
OO Y BS 


el 


(६ ~ द 5 baa) 4 TT £] 5 (rk 
5 | 5) “Los SS A | 


hd Lil 2 
zl 2 


See गा ~5 77 hn ५ 225 004 & ~ लाला 


b पक re & ६६} °F 
OSS Els UY 


ZF 


NE द्व्ड ४ 
5४. 2) 


a +0 Rand रन 53 pe Pr Ej 54 
AEE SSE SE 
577 27 |Z ड ~ | » ॐ उ ~ 
SERA 9०:२२ PS 
(३2 है figs w( 4६ {द} + RE ना 
4) ks a Ea IS (००२) 


सूरः 27, अन-नम्ल 





उपास्य है ? बहुत ऊँचा है अल्लाह 
उससे जो वे शिर्क करते हैं ।64। 

अथवा वह कौन है जो सृष्टि का आरम्भ 
करता है फिर वह उसकी पुनरावृत्ति 
करता है । और कौन है जो तुम्हें आसमान 
और धरती में से जीविका प्रदान करता है। 
क्या अल्लाह के साथ कोई (और) उपास्य 
है ? तू कह दे कि अपने ठोस प्रमाण 
लाओ यदि तुम सच्चे हो ।65। 

तू कह दे कि कोई भी जो आसमानों 
और धरती में है, अदृश्य को नहीं 
जानता, परन्तु अल्लाह । वे तो यह भी 
समझ नहीं रखते कि वे कब उठाए 
जाएँगे ।66। 

बल्कि परलोक के सम्बन्ध में उनका ज्ञान 
अन्त को पहुँचा । बल्कि वे तो उसके बारे 
में शंका में हैं | बल्कि वे तो उसके बारे में 
अन्धे हो चुके हैं ।67। (रुकू -+-) 

और उन लोगों ने कहा, जिन्होंने 
अस्वीकार किया कि क्या जब हम 
मिट्टी हो जाएँगे और हमारे पूर्वज भी, 
तो क्या फिर भी हम अवश्य 
(पुनर्जीवित करके) निकाले जाने वाले 
हैं ? ।68। 

निःसन्देह यह वादा हमें और हमारे 
पूर्वजों को पहले भी दिया गया था । यह 
तो पहले लोगों की कथाओं के अतिरिक्त 
कुछ नहीं ।69। 

तू कह दे, धरती में खूब भ्रमण करो और 
फिर देखो कि अपराधियों का परिणाम 
कैसा था ।70। 


GSES HOGS 


> 2 ~ NE ६६०५ s अत 
SS ०5७०८ 5! 
PVs SSS) yA 9 


JS RA ID 
oS 
UPN FIED 


CEG WMS 


2” 23 
OO 


Uk SING seals (२ 


6 DORE ०७४ ४3०८५ 


GA 


SSE 35%-४४ 


OEE 


सूरः 27, अन-नम्ल 


और उन पर शोक न कर और जो वे 
षड्यन्त्र रचते हैं उसके कारण किसी 
तंगी में न पड़ ।7]। 

और वे कहते हैं कि यह वादा कब पूरा 
होगा, यदि तुम सच्चे हो ।72। 


तू कह दे संभव है कि उन बातों में से 
कुछ जिनको तुम शीघ्रता पूर्वक चाहते 
हो तुम्हारे पीछे लगी हुई हों ।73। 

और (यह कि) तेरा रब्ब निःसन्देह 
लोगों पर बहुत कृपा करने वाला है । 
परन्तु उनमें से अधिकतर कृतज्ञता प्रकट 
नहीं करते ।74। 

और निःसन्देह तेरा रब्ब भली-भाँति 
जानता है जो उनके सीने छिपाते हैं और 
जो कुछ वे (स्वयं) प्रकट करते हैं ।75। 
और आकाश और धरती में कोई छुपी 
हुई वस्तु नहीं (जिसका वर्णन) खुली- 
खुली पुस्तक में मौजूद न हो ।76। 
निःसन्देह यह कुरआन बनी इस्राईल के 
समक्ष अधिकतर ऐसी बातें वर्णन करता 
है जिनमें वे मतभेद रखते हैं ।77। 

और निःसन्देह यह मोमिनों के लिए 
हिदायत और कृपा है ।78। 

अवश्य तेरा रब्ब उनके बीच अपने 
विवेक के साथ निर्णय कर देगा । और 
वह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) स्थायी 
ज्ञान रखने वाला है ।79। 


|! पारः 20 
३४०७ Big 
0033s 
EOLA OS 
DESAI SE 
Es 
€) 03s se 


2 


2 ~ 
IR RIE RZ ESS a hp हक, > Sl 
3 529) So) > re हर 


~ 
Z 


4 | 


Ri 5 | UY ule (4४2 Ol) IN C) | 
OO हे AGN AST 
oes js 
3 अ ~ LSS CS () | 
bel 





* इससे पूर्व बीती हुई जो आश्चर्यजनक बातें हुई हैं उनके सम्बन्ध में बाइबिल में अद्भुत कथाएँ वर्णन 
की गई हैं । पवित्र कुरआन ने वास्तविक घटनाओं पर से पर्दा उठाकर उन कथाओं की वास्तविकता 
वर्णन कर दी है जिनको बनी-इस्राईल प्रत्यक्ष पर आधारित समझते थे । 


सूरः 27, अन-नम्ल 


अत: अल्लाह पर भरोसा कर । नि:सन्देह 
तू खुले-खुले सत्य पर क़ायम है ।80। 


तू कदापि मुर्दो को नहीं सुना सकता और 
न ही बहरों को (अपनी) पुकार सुना 
सकता है जब वे पीठ दिखाते हुए मुँह 
फेर लेते हैं ।8।। 
और निःसन्देह तू अंधों को उनकी 
पथभ्रष्टता से हिदायत की ओर नहीं ला 
सकता । तू तो केवल उनको सुना 
सकता है जो हमारे चिल्लों पर ईमान लाते 
हैं और वे आज्ञाकारी हैं ।82। 
और जब उन पर आदेश लागू हो 
जाएगा तो हम उनके लिए धरती में से 
एक जीव निकालेंगे जो उनको काटेगा 
(इस कारण से) कि लोग हमारी 
आयतों पर विश्वास नहीं करते थे ।83। 
(रुकू -#) 
और (याद करो) जिस दिन हम प्रत्येक 
जाति में से जिसने हमारी आयतों को 
झुठलाया, एक समूह इकट्ठा करेंगे और 
फिर वे अलग-अलग पंक्तिबद्ध किए 
जाएँगे ।84। 
यहाँ तक कि जब वे (अल्लाह के समक्ष) 
आ जाएँगे वह कहेगा, क्या तुमने मेरी 
आयतों को झुठला दिया था, जबकि तुम 
उनकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर 
सके थे ? अथवा फिर और क्या था जो 
तुम करते रहे हो ।85। 
और उन पर उस अत्याचार के कारण 
आदेश लागू हो जाएगा जो उन्होंने 


I} पारः 20 
CAE = 
© Ce 


ना 


| 


हे 


a) oe Gyles 
OES 


305 66 CC 5 
CG Sg 6 NES) 


yaks Al 5 22 


OO BS) 

SEF DESH 
NS ESSN ST 
Os »Y (हर 5 [96 


Ce > ५ * 9) A | (७४ | 7929 
09335 >& EDS 


3 र —\ 


Ds ie feb 


RS eZ 


OOS ALS llc lees 


AG ige dss E55 





सूरः 27, अन-नम्त्न ]}] पारः 20 
किया । फिर वे (जवाब में) कुछ न diy 


बोलेंगे ।86। 

क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात्रि को 
बनाया ताकि वे उसमें आराम प्राप्त करें 
और दिन को प्रकाशकर बनाया । 
निःसन्देह इसमें ईमान लाने वाले लोगों 
के लिए बहुत से चिह्न हैं ।87। 

और जिस दिन बिगुल फूंका जाएगा तो 
जो भी आसमानों में है और जो भी धरती 
में है भय से बेचैन हो जाएगा । सिवाए 
उसके जिसे अल्लाह (बचाना) चाहे और 
सब उसके समक्ष विनम्रतापूर्वक 
उपस्थित होंगे ।88। 

और तू पर्वतों को इस अवस्था में देखता 
है कि उन्हें स्थिर और गतिहीन समझता 
है, हालाँकि वे बादलों की भाँति चल रहे 
हैं । (यह) अल्लाह की कारीगरी है 
जिसने प्रत्येक वस्तु को सुदृढ़ बनाया । 
निःसन्देह वह उससे जो तुम करते हो 
सदा अवगत रहता है ।89। 

जो भी कोई पुण्य लेकर आएगा तो 
उसके लिए उससे उत्तम (प्रतिफल) 
होगा । और वे लोग उस दिन अत्यन्त 
घबराहट से बचे रहेंगे ।90। 

और जो बुराई लेकर आएगा तो उनके 
चेहरे अग्नि में झोंके जाएँगे । (और कहा 
जाएगा) क्या जो तुम करते रहे हो 
(उसके सिवा) तुम्हें कोई प्रतिफल दिया 
जाएगा ? ।9।। 

मुझे केवल यही आदेश दिया गया है कि 
मैं इस नगर के रब्ब की उपासना करूँ 


Pea Saree 
BRINGS reales 
७८5५६ 


Cd Did 


LE 55 )»«| 32S 
Ye ३ C23 sl 


28 7 is Fo als Te 22] ~ 824 9 
9 ~ se CN A 
e 


6) Os 2S ३९.२ ध ~ (2 


AB ILS BE eye 


~ 


SSCS ds JA 
6 er “25 


सूरः 27, अन-नम्ल 


जिसने इसको सम्मान प्रदान किया है । 
और प्रत्येक वस्तु उसी की है और मुझे 
आदेश दिया गया है कि मैं आज्ञाकारियों 
में से हो जाऊँ ।92। 

और यह कि मैं कुरआन का पाठ करूँ । 
अत: जिसने हिदायत पाई तो वह अपने 
ही लिए हिदायत पाता है । और जो 
पथभ्रष्ट हुआ, तो कह दे कि मैं तो 
केवल सतर्ककारियों में से हूँ ।93। 

और कह दे कि समस्त प्रशंसा अल्लाह 
ही के लिए है । वह शीघ्र ही तुम्हें 
अपने चिह्न दिखाएगा । अतः तुम उन्हें 
पहचान लोगे । और तेरा रब्ब कदापि 
उस से अनजान नहीं जो तुम लोग 
करते हो ।94। (रुकू ->-) 


|!| पारः 20 


KITS E 5 ५० 84५ ss 


0८४०). 2 095 


Caley OSES 
U5) ४.० 3 ९.४ 


ax 5X > xz ४ ह| Lo 
El Se A ddl US 


~ + (७ न्दू 


CE BUEN ट ~ Es {25% 2% 
Vv EC Pd pe ~ 
ह ७9) 
Y 


|! 
28- सूरः अल-क्रसस 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 89 आयतें हैं । 

इस सूर: का आरम्भ भी ता-सीन-मीम खण्डाक्षरों से हुआ है जिस से प्रमाणित 
होता है कि अल्लाह तआला के पवित्र, सुनने वाला और सर्वज्ञ होने के विषयवस्तु को इस 
सूरः में भी जारी रखा जा रहा है, जिसकी व्याख्या इससे पूर्व कर दी गई है । 

पिछली सूरः में जिस प्रकार भविष्य में पूरे होने वाले वृहद चिल्लों का वर्णन है । 
इसी प्रकार इस सूरः में वर्णन किया जा रहा है कि अल्लाह तआला अतीत का भी वैसा ही 
ज्ञान रखता है जिस प्रकार भविष्य का ज्ञान रखता है । इस प्रकरण में हज़रत मूसा अलै. 
के सम्बन्ध में वह जानकारी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को प्रदान की 
गई जो बहुत से चमत्कारों पर आधारित है । संक्षेप में यह कि वह पानी जो एक छोटे से 
अबोध बालक हज़रत मूसा अलै. को डुबो न सका वही पानी फ़िरऔन और उसकी 
सेनाओं को डुबोने का कारण बन गया । 

इसके पश्चात यह वर्णन है कि इस युग के यहूदी तेरा इनकार करते हुए कहते हैं 
कि यदि मूसा अलै. की भाँति तुझ पर चिह्न उतरें तो हम इनकार नहीं करेंगे । परन्तु वे 
इस बात को भूल जाते हैं कि मूसा के समय प्रकट होने वाले चिह्लों को भी तो यहूदी 
जाति ने झुठला दिया था । अन्यथा ये सब चिह्न देख कर वे मूर्तिपूजा की ओर आकर्षित न 
होते । सब इनकार करने वाले चाहे वे अतीत के हों अथवा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के युग के हों, सबको एक ही प्रकार की टेढ़ी चाल होती है कि पहलों 
के चिह्नों पर ईमान लाते हुए भी उसी प्रकार के चिह्णों को जब आँखों के सामने उतरते 
हुए देखते हैं तो उनका इनकार कर देते हैं । 

इसके पश्चात्‌ उन अहले किताब का वर्णन है जो पहले भी हज़रत मूसा अलै. पर 
सच्चा ईमान लाए थे और जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अवतरित 
होने वाले चमत्कारों को उन्होंने देखा तो अपने पवित्र स्वभाव के कारण उन पर भी ईमान 
ले आए । इस प्रकर वे दोहरे प्रतिफल के पात्र बन गए । हज़रत मूसा अलै. पर ईमान लाने 
का उनको प्रतिफल मिलेगा और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान 
लाने का भी उनको प्रतिफल प्रदान किया जाएगा । 

इस पूरे प्रसंग से यह सिद्ध हुआ कि हिदायत को मनुष्य बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर 
सकता बल्कि नेक प्रवृत्ति के लोगों को अल्लाह तआला स्वयं हिदायत देता है । इस सूरः 
में यह भी वर्णन कर दिया गया कि इससे पहले जो बहुसंख्यक विनष्ट होने वाली जातियों 
का विवरण मिलता है वह इस कारण नहीं कि अल्लाह तआला ने उन पर अत्याचार 


|} 


किया बल्कि वे अपनी जानों पर और अपने समय के नबियों पर जो अत्याचार किया 
करते थे वे उसके दुष्परिणाम के शिकार बन गए । 

इसके पश्चात्‌ पवित्र कुरआन यह वर्णन करता है कि अंधेरों को सदा के लिए 
मनुष्य पर आच्छादित नहीं किया जाता जैसा कि धरती में भी रात और दिन परस्पर 
बदलते रहते हैं । और एक उच्चकोटि, सरल और शुद्ध वाणी में सचेत किया गया कि 
यदि रात सदा के लिए आच्छादित होती तो उन अन्धेरों में तुम देख तो नहीं सकते थे 
परन्तु सुनने के कान होते तो सुन तो सकते थे । अतः उनको अन्धकारों के ख़तरों से 
सावधान किया जा रहा है । फिर यदि दिन सदा के लिए आच्छादित होता तो न सुनने 
वालों को भी दिन के प्रकाश में तो मार्ग दिखाई देना चाहिए था, फिर वे क्यों देखते 
नहीं ? 

इसके पश्चात्‌ क्रारून का उल्लेख किया गया है जिसे अपार धन प्रदान किया 
गया था और लोग लालायित होकर उसे देखते थे कि काश ! उनको भी वैसा ही धन 
मिल जाता । परन्तु उसका अंत यह हुआ कि वह अपने ख़ज़ानों सहित धरती में दफ़न 
हो गया । इसी सूरः के आरम्भ में यह चेतावनी दी गई थी कि अल्लाह तआला केवल 
समुद्रों में डुबोने का ही सामर्थ्य नहीं रखता बल्कि यदि अल्लाह चाहे तो कुछ अभिमानी 
अपने धन-सम्पत्ति सहित सदा के लिए धरती में दफन कर दिए जाएँ । जैसा कि इस 
युग में भी हम यही देखते हैं कि भूकम्प से धरती फटती है और घनी आबादियाँ और 
इस युग के बड़े-बड़े भारी आविष्कार धरती में समा जाते हैं और फिर उनका कोई 
नामो निशान नहीं मिलता । 

इन आयतों के बाद एक ऐसी आयत (सं. 86) है जो शत्रुओं पर निश्चित रूप से 
यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त थी कि यह अल्लाह की वाणी है, इसने अवश्य पूरी 
होकर रहनी है । और वह यह थी कि तुझे हम दोबारा मआद (लौटने का स्थान) अर्थात्‌ 
मक्का में प्रविष्ट करेंगे । अतः उन्होंने अपनी आँखों के सामने इस चमत्कार को पूरा होते 
हुए देख लिया । फिर अतीत या भविष्य की भविष्यवाणियों में शंका का कौन सा अवसर 
रह जाता है ? फिर परिणाम यही निकाला गया कि अल्लाह तआला के अद्वितीय होने के 
अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं । जो विनाश की घटनाओं का उल्लेख हुआ है उनसे पता 
चलता है कि प्रत्येक वस्तु विनष्ट होने वाली है चाहे वह अल्लाह के प्रकोप के नीचे 
आकर विनष्ट हो अथवा प्राकृतिक विधान के अन्तर्गत अपने अन्त को पहुँचे । केवल एक 
अल्लाह की सत्ता है जो चिरस्थायी है । 


त्रत 


सूरः 28, अल-क़सस 














४.५ (2 `, 4 भर १ 
बे डे! ग बेड 


CESS 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
तय्यिबुन, समीउन, अलीमुन : पवित्र, 
बहुत सुनने वाला, बहुत जानने वाला ।2। 
यह एक सुस्पष्ट पुस्तक की आयतें 
हैं।३। 

हम तेरे सामने मूसा और फ़िरऔन के 
वृत्तांत में से सत्य के साथ कुछ पढ़ते हैं, 
उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले 
हैं ।4। 

फ़िरऔन ने नि:सन्देह धरती में उद्दण्डता 
की और उसके निवासियों को गुटों में 
विभाजित कर दिया । वह उनमें से 
किसी एक गुट को असहाय कर देता था। 
उनके पुत्रों का वध करता था और 
उनकी स्त्रियों को जीवित रखता था । 
निःसन्देह वह उपद्रव करने वालों में से 
था ।5। 

और हमने इरादा किया कि जो लोग देश 
में दुर्बल समझे गए उन पर उपकार करें । 
और उन्हें अगुआ बना दे और उन्हें 
उत्तराधिकारी बना दें ।6। 

और उन्हें धरती में दृढ़ता प्रदान करें और 
फ़िरऔन और हामान और उन दोनों की 
सेनाओं को उन (बनी-इस्राईल) की 
ओर से वह कुछ दिखा दें जिस से वे डरते 
थे |7। 





© Bon — | | 
> AS | डर 
शा ० 2 ~ 


GOs Abel 
OOF p53 


(3 SMG Ce 3 


pe 2 | 72 A Wee ०७ 


(०-० हि 8 7 


C2) 
2-9 

OE CHING 

PONCHO २२५८ ४५ 


७८५३-०२ 


सूरः 28, अल-क़सस 


और हमने मूसा की माँ की ओर वहइ 
की, कि उसे दूध पिला । अत: जब तू 
उसके बारे में भय अनुभव करे तो उसे 
नदी में डाल दे और कोई भय न कर और 
कोई शोक न कर । हम अवश्य उसे तेरी 
ओर पुनः लाने वाले हैं । और उसे रसूलों 
में से (एक रसूल) बनाने वाले हैं ।8। 
अतः फ़िरऔन के परिवार ने (अल्लाह 
की इच्छानुसार) उसे उठा लिया ताकि 
वह उनके लिए शत्रु (सिद्ध हो) और 
शोक का कारण बन जाए । निःसन्देह 
फ़िरऔन और हामान और उन दोनों की 
सेनाएँ दोषी थीं ।9। 

और फ़िरऔन की पत्नी ने कहा कि 
(यह) मेरे लिए और तेरे लिए आँखों की 
ठंडक (सिद्ध) होगा, इसका वध न करो। 
हो सकता है कि हमें यह लाभ पहुँचाए 
अथवा हम इसे पुत्र बना लें । जबकि वे 
कुछ समझ नहीं रखते थे ।।0| 

और मूसा की माँ का दिल (चिताओं से) 
मुक्त हो गया । बिल्कुल संभव था कि 
वह इस (रहस्य) को प्रकट कर देती यदि 
हम उसके दिल को संभाले न रखते । 
(हमने ऐसा किया) ताकि वह मोमिनों 
में से हो जाये | ।। 

और उस (अर्थात्‌ मूसा की माँ) ने 
उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे- 
पीछे जा । अतः वह दूर से उसे देखती 
रही और उन्हें कुछ पता न था ।2। 

और पहले ही से हमने उस (अर्थात्‌ 
मूसा) पर दूध पिलाने वालियाँ हराम 


|}! 


पारः 20 


PE NON SINISE 
LANE ०4847 >2.45. |5|5 


od 


$ Ey] > 00 
Ors IT ales 
PP तघट। 
(७ Rx zz ZZ 2575+ "es 4 
5359s Oss +9 | ) ~> 9 
OI SE 


; LS | 53 (SE) 


z ZA 


Cs 5 | PR ५» (५० NS 
CR 


Pa 2 2 ~ ६ 
5 ~ 5 7 Rr (४ 5 0७९ ७७% | 7 
GBS ABN 
® 2 DER ३.० हु >>» (5 Da] 
O03 Yas 


(5 Z RL 


TELEAES LEGS 


सूरः 28, अल-क़सस 


कर दी थीं । अतः उस (की बहन) ने 
कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का 
पता दूँ जो तुम्हारे लिए इसका पालन- 
पोषण कर सकें और वे इसके शुभ- 
चितक हों ।।3। 
अतः हमने उसे उसकी माँ की ओर लौटा 
दिया ताकि उसकी आँखे ठंडी हो जाएँ 
और वह शोक न करे और वह जान ले 
कि अल्लाह का वादा सच्चा है । परन्तु 
उनमें से अधिकतर नहीं जानते थे ।।4। 
(रुकू -) 
और जब वह परिपक्व आयु को पहुँचा 
और सुदृढ़ हो गया तो हमने उसे 
विवेकशीलता और ज्ञान प्रदान किया । 
और इसी प्रकार हम उपकार करने वालों 
को प्रतिफल देते हैं ।।5। 
और वह शहर में उसके रहने वालों की 
बेखबरी की अवस्था में (उनसे छिपता 
हुआ) प्रविष्ट हुआ तो वहाँ उसने दो 
पुरुषों को देखा जो एक दूसरे से लड़ रहे 
थे । यह (एक) उसके समुदाय का था 
और वह (दूसरा) उसके शत्रु समुदाय का 
था । अतः वह जो उसके समुदाय का था 
उसने उसको विरोधी समुदाय वाले के 
विरुद्ध सहायता के लिए आवाज़ दी । 
अतः मूसा ने उसे मुक्का मारा और 
उसका काम तमाम कर दिया । उसने 
(दिल में) कहा कि यह (जो कुछ हुआ) 
यह तो शैतान का काम था । निःसन्देह 
वह खुला -खुला पथभ्रष्ट करने वाला शत्रु 


है ।6| 


RR के ई 


4०9४ sale sss 


OOF 4० ००» 935) 


Re hfs eR es ०३१7 42 
SDS HANES 50S 


) धर ू ) ols 27 5 AS री! 
EE (9 © सा IS) 


| x | > Pr ५ 2{7 डॉ 
७ 5 LS , oo 9 ००५. ऽ Et 
OAS 


क्र 
UU 5 
> 


(35 AEC KEALNINESS 


DA es Fe PN 
doen eS हि 9 


Il ० DR 72 


46 [5 , 
i ० Ele) | 29 ~+ 


3 dees is 


i dG 5 AE 948 (५४१३७ 53 
He . ४४ ls )2 


® £2 


Cre 


सूरः 28, अल-क़सस 


उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! नि:सन्देह मैंने 
अपनी जान पर अत्याचार किया । अतः 
मुझे क्षमा कर दे । तो उसने उसे क्षमा 
कर दिया । निःसन्देह वही है जो बहुत 
क्षमा करने वाला (और) बार-बार दया 
करने वाला है ।7। 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! इस कारण से 
कि तूने मुझे पुरस्कृत किया मैं भविष्य में 
कदापि अपराधियों का सहायक नहीं 
बनूँगा ।।8। 

अतः वह प्रातःकाल शहर में डरता हुआ 
इधर उधर दृष्टि डालता हुआ प्रविष्ट 
हुआ तो सहसा (देखा कि) वही व्यक्ति 
जिसने उसे पिछले दिन सहायता के लिए 
बुलाया था फिर उससे चिल्ला-चिल्ला 
कर सहायता माँग रहा है । मूसा ने उससे 
कहा, निःसन्देह तू ही स्पष्ट रूप से 
पथभ्रष्ट है ।।9| 

फिर जब उसने इरादा किया कि उसे 
पकड़े जो उन दोनों का शत्रु है तो 
उसने कहा, हे मूसा ! क्या तू चाहता 
है कि मेरा भी वध कर दे जैसा तूने 
एक व्यक्ति का कल वध किया था । 
इसके सिवा तू कुछ नहीं चाहता कि 
देश में धौंस जमाता फिरे और तू नहीं 
चाहता कि सुधार करने वालों में से 
बने ।20| 

और एक व्यक्ति शहर के परले 
किनारे से दौड़ता हुआ आया । उसने 
कहा, हे मूसा ! निःसन्देह सरदार तेरे 
विरुद्ध योजना बना रहे हैं कि तेरा 


|} पारः 20 


A Ca w 


spose 


~ 


SM 545) 8 


HEE 
(9 ~ 2 se Z| | Ae 5 ५० 


(52.3 220५. ECR ESIC 


हम +2 ~ 22.५ ¢ 
A Yn | ure है! ० ०4००० | Le 


EGET E 


~ 


Fe i ni आ 
GULF) Lae 
if GE 03 

CS NS 


~ 2 


CIMT 8 «४25 


सूरः 28, अल-क़सस 


वध कर दें । अत: निकल भाग । 
निःसन्देह मैं तेरी भलाई चाहने वालों 
में से हूँ ।27। 

अत: वह वहाँ से भयभीत और इधर- 
उधर दृष्टि डालता हुआ निकल भागा । 
उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मुझे अत्याचारी 
लोगों से मुक्ति प्रदान कर ।22।" 

(रुकू -ह) 
अत: जब उसने मदयन का रुख किया, 
उसने कहा, संभव है कि मेरा रब्ब मुझे 
सही मार्ग की ओर हिदायत दे दे ।23। 
अतः जब वह मदयन के पानी के घाट 
पर उतरा । उसने वहाँ लोगों के एक 
समुदाय को (अपने पशुओं को) पानी 
पिलाते हुए देखा और उनसे परे दो 
स्त्रियों को भी उपस्थित पाया जो अपने 
पशुओं को पीछे हटा रही थीं । उसने 
पूछा कि तुम दोनों की क्या समस्या है ? 
उन्होंने उत्तर दिया, जबतक चरवाहे 
लौट न जाएँ हम पानी पिला नहीं सकतीं 
और हमारा पिता बहुत बूढ़ा है ।24। 


पारः 20 


SE 


७ Viol 


6 IZ 


०) dS हे 5 Fe L, ह (५.५ द 3 


OE 50७38: 


rd 


६६५ DB 


UL) G हि ASE >> 


ONE GS 


SC USE 
POINTE NRE] 
LLG dy LYSE Nie] 
EDS UC ४४ ८४ 


OS ८६४ 6%I5 





5 आयत संख्या ।6 से 23 : मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलै. नुबुव्वत प्राप्ति से पूर्व अपने घर 
सुबह के अंधेरे में आया करते थे । एक दिन रास्ते में उन्होंने एक इस्राईली को फिरऔन की जाति के 
एक व्यक्ति से लड़ते हुए देखा । जब उसने हज़रत मूसा को सहायता के लिए पुकारा तो उनके मुक्के 


से फ़िरऔन की जाति का व्यक्ति मर गया । 


दूसरे दिन सुबह मुंह अंधेरे हज़रत मुसा अलै. फिर गुज़र रहे थे तो उनकी जाति के उसी लड़ाकु 
व्यक्ति ने फ़िरऔन की जाति के एक और व्यक्ति से लड़ाई शुरू की । जब मूसा अपनी जाति वाले 
की सहायता के लिए बढ़े तो फ़िरऔन की जाति के व्यक्ति ने विरोध करते हए हज़रत मूसा से कहा 
कि क्या मुझ से भी वैसा ही करोगे जिस प्रकार कल तुम ने हमारा एक व्यक्ति मार दिया था ? इन दो 
घटनाओं के उल्लेख के पश्चात वह आयत आती है जिसमें बताया गया है कि फ़िरऔन की जाति के 
सरदारों ने यह निर्णय कर लिया कि मूसा को मृत्युदण्ड दिया जाएगा । इस पर हज़रत मूसा को एक 
जानकार व्यक्ति ने पहले से सचेत कर दिया और आप वहाँ से मदूयन की ओर चले गए । 


सूरः 28, अल-क़सस 


|} 


पारः 20 





तो उसने उन दोनों के लिए (उनके 
पशुओं को) पानी पिलाया । फिर वह 
एक छाया की ओर मुड़ गया और कहा 
कि हे मेरे रब्ब ! हर अच्छी चीज़ जो तू 
मेरी ओर उतारे उसके लिए मैं एक 
याचक हूँ ।25। 

अत: उन दोनों में से एक उसके पास 
लजाती हुई आई । उसने कहा, 
निःसन्देह मेरे पिता तुझे बुलाते हैं ताकि 
तुझे उसका प्रतिफल दें जो तूने हमारे 
लिए पानी पिलाया । अत: जब वह 
उसके (पिता के) पास आया और सारी 
घटना उस के सामने वर्णन की, उसने 
कहा भय न कर तू अत्याचारी लोगों से 
मुक्ति पा चुका है ।26। 

उन दोनों में से एक ने कहा, हे मेरे 
पिता! इसे नौकर रख लें । निःसन्देह 
जिन्हें भी आप नौकर रखें उनमें वही 
उत्तम (सिद्ध) होगा जो शक्तिशाली 
(और) विश्वस्त हो ।27। 

उसने (मूसा से) कहा, मैं चाहता हूँ कि 
अपनी इन दोनों बेटियों में से एक का 
तुझ से इस शर्त पर विवाह का दूँ कि तू 
आठ वर्ष मेरी सेवा करे । फिर यदि तू 
दस (वर्ष) पूरे कर दे तो यह तेरी ओर से 
(स्वेच्छिक) होगा । और मैं तुझ पर 
किसी प्रकार की सख्ती नहीं करना 
चाहता । अल्लाह चाहे तो तू मुझे नेक 
लोगों में से पाएगा ।28। 

उसने कहा, यह मेरे और आपके बीच 
तय हो गया । दोनों में से जो अवधि भी 


~ 
| 


dee dd ged 


OBS AAAS »| ० 2५-०2 


Le ike LS | 45 
SEE SIG 


G5 rid es + FE, DES | 
725 og | - [ is 
ad se 

oN 52८४ 


~ 


lt ed 


OEY GS COA >>» 


CE RIRSIC SISOS WE 
AGG ALIAS 
G ०8 0 RO ons Cie 
ESB Sef 

DEN Ge 


SIS 5८४५५: 


सूरः 28, अल-क़सस 


मैं पूरी करूँ तो मेरे विरुद्ध कोई ज़्यादती 
नहीं होनी चाहिए । और जो हम कह रहे 
हैं, अल्लाह उस पर निरीक्षक है ।29| 
(रुकू -7) 
अतः जब मूसा ने निर्धारित अवधि 
पूरी कर दी और अपने घर वालों को 
लेकर चला, उसने तूर की ओर एक 
आग सी देखी । उसने अपने घर वालों 
से कहा, ज़रा ठहरो ! मुझे एक आग 
सी दिखाई दे रही है । हो सकता है 
कि मैं उस (के पास) से कोई ख़बर 
तुम्हारे पास ले आऊँ अथवा कोई आग 
का अंगारा ले आऊँ ताकि तुम आग 
ताप सको ।30। 
फिर जब वह उसके पास आया तो 
(उस) मंगलमय घाटी के किनारे से, 
वृक्ष के एक मंगलमय भाग में से आवाज़ 
दी गई, हे मूसा ! निःसन्देह मैं ही 
अल्लाह हूँ, समस्त लोकों का रब्ब ।3]। 
और (कहा गया) कि अपनी लाठी 
फेंक। फिर जब उसने उस (लाठी) को 
देखा कि वह हिल-डोल रही है मानो 
साँप हो, तो वह पीठ फेर कर मुड़ गया 
और पलट कर भी नहीं देखा । (कहा 
गया) हे मूसा ! आगे बढ़ और डर 
नहीं। निःसन्देह तू सुरक्षित रहने वालों 
में से है ।32। 
अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल वह 
बिना किसी दोष के चमकता हुआ 
निकलेगा । फिर भय से (बचने के लिए) 
अपनी भुजा को अपने साथ चिमटा ले । 


६ gO 
AAG SSUES oF 
ESE SE Cod 
SESS BN FES 
ME Es 5 


Ket 


CANINA ४2५८ (52५52 %» sls 


EELS FESS EAIE 
OC SAE Bl se 


{८ ५८ ८ 4* 
bres sls SJL) 
iSO SS 


EBS Ss ss 
© G2 | 


2 


ESA 


< 5% > Tr 9% 2 ee 27 
A | 00०७ |$ Sou se (02 Fa 
~ 


सूरः 28, अल-क़सस 


738 पारः 20 





अतः तेरे रब्ब की ओर से ये दो चिह्न 
फ़िरऔन और उसके सरदारों की ओर 


> | (६ ६ ४% 8) ~ El ~ [eS 
OC कुंड! 50455. .&“॥| ote 


(भेजे जा रहे) हैं । निःसन्देह वे दुराचारी | LISHED VEY ICUUCSS 


लोग हैं ।33। 


उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! नि:सन्देह मैं ने 
उनके एक व्यक्ति का वध किया हुआ 
है। अतः मैं डरता हूँ कि वे मेरा वध कर 
देंगे ।34। 

और मेरा भाई हारून भाषा की दृष्टि 
से मुझ से अधिक शुद्ध-वकता है । 
अतः मेरे सहायक के रूप में उसे मेरे 
साथ भेज दे । वह मेरी पुष्टि करेगा । 
निःसन्देह मुझे (यह भी) डर है कि वे 
मुझे झुठला देंगे ।35। 

उसने कहा, हम अवश्य तेरे भाई के द्वारा 
तेरा हाथ मज़बूत करेंगे और तुम दोनों 
को एक भारी चिह्न प्रदान करेंगे | अत 
हमारे चिह्नों के होते हुए वे तुम दोनों 
तक नहीं पहुँच सकेंगे । तुम दोनों भी 
और वे भी जो तुम्हारा अनुसरण करेंगे 
विजयी होने वाले हैं ।36। 

अतः जब मूसा उनके पास हमारे खुले- 
खुले चिह्न ले कर आया तो उन्होंने 
कहा, यह तो एक गढ़ा हुआ जादू है 
और हमने अपने पूर्वजों में ऐसा नहीं 
सुना ।37। 

और मूसा ने कहा, मेरा रब्ब सबसे 
अधिक जानता है कि कौन उसकी ओर 
से हिदायत ले कर आया है और कौन है 
जिसको परलोक का घर प्राप्त होगा । 


3 _ 9३४ 


(है 3.0 कर कट 
[Ee ७ (५5-५७ yw Yi 


RIC 


> ww 
6 DET ० F CAG 44 > | ५ 7 dG & 
~~ & ~ 2 ~ ह 


(६ (| 2% 2 >> 2, ४ 2 > | 3 
HARES INSTR NEAL 


२ ४ ~ 


ढी 


ESRD EO) 
80953 09५७ 


CS gS - ५६४ 


SEI 


Did 


sos ०0४ 2. ०५ 


र ~ 
63 


ON 3) 


EES ISAs 
SOEs oe ier ४-४४ 


सूरः 28, अल-क़सस 


निःसन्देह अत्याचारी सफल नहीं हुआ 
करते ।38। 

और फ़िरऔन ने कहा, हे सरदारो ! मैं 
अपने सिवा तुम्हारे लिए किसी अन्य 
उपास्य को नहीं जानता । अतः हे 
हामान ! मेरे लिए मिट्टी (की ईंटों) पर 
आग भड़का । फिर मुझे एक महल बना 
कर दे ताकि मैं मूसा के उपास्य को झांक 
कर देखूँ तो सही । और निःसन्देह मैं यही 
धारणा रखता हूँ कि वह झूठा है ।39। 
और उसने और उस की सेनाओं ने धरती 
में अकारण अभिमान किया । और यह 
विचार किया कि वे हमारी ओर नहीं 
लौटाए जाएँगे ।40। 

अत: हमने उसे और उसकी सेनाओं को 
पकड़ में ले लिया और उन्हें समुद्र में फेंक 
दिया । अतः देख कि अत्याचारियों का 
कैसा अन्त हुआ ।4। 

और हमने उन्हें ऐसे अगुआ बनाया था 
जो आग की ओर बुलाते थे । और 
क़यामत के दिन उन्हें सहायता नहीं दी 
जाएगी ।42। 

और हमने इस संसार में भी उनके पीछे 
लानत लगा दी और क़यामत के दिन 
भी वे दुद॑शाग्रस्तों में से होंगे ।43। 

(रुकू -]-) 
और निःसन्देह हमने पहली जातियों को 
विनष्ट कर देने के पश्चात्‌ ही मूसा को 
पुस्तक प्रदान की । यह लोगों के लिए, 
आँखे खोलने वाली और हिदायत और कृपा 
स्वरूप थी ताकि वे शिक्षा प्राप्त करें ।44। 


|} 


पारः 20 


CONS YN 
Seals 28] SG 9s) d 
sd} 3 AE GH pC 
is Esse 
SY 4 BET 


CRISS 


gE 


RS AZR SE 2 


Si 


Spero esi EE 


~ 


9) 


O03 722Y Aa) 


|, ~~ 


Uda Es Cis 
20 2. .०259॥ ONES 


OFS ५७५४ ०८८५ १५८५३ 


सूरः 28, अल-क़सस 


और तू (तूर पर्वत के) पश्चिमी ओर 
नहीं था जब हमने मूसा की ओर आदेश 
भेजा । और तू (प्रत्यक्षदर्शी) गवाहों में 
से नहीं था ।45। 

परन्तु हमने कई जातियों को उन्नति 
प्रदान की यहाँ तक कि उन पर आयु 
दीर्घ हो गई । और तू मद्यन निवासियों 
में भी उन पर हमारी आयतें पढ़ता हुआ 
नहीं ठहरा । परन्तु यह हम ही हैं जो 
पैगम्बर भेजने वाले थे ।46। 

और तू तूर के किनारे पर नहीं था जब 
हमने (मूसा को) आवाज़ दी । परन्तु 
(तू) अपने रब्ब की ओर से एक 
महान कृपा स्वरूप (भेजा गया है) । 
ताकि तू ऐसे लोगों को सतर्क करे 
जिनके पास तुझ से पहले कोई 
सतर्ककारी नहीं आया । ताकि वे 
उपदेश ग्रहण करें ।47। 

और ऐसा न हो कि उन्हें इस कारण 
कोई संकट पहुँचे जो उनके हाथों ने 
आगे भेजा, तो वे कहें कि हे हमारे 
रब्ब! क्यों न तूने हमारी ओर कोई 
रसूल भेजा, ताकि हम तेरी आयतों का 
अनुसरण करते और मोमिनों में से बन 
जाते ।48। 

अतः जब हमारी ओर से उनके पास 
सत्य आ गया तो उन्होंने कहा कि इसे 
वैसा ही क्यों न दिया गया जैसा मूसा 
को दिया गया था । क्या वे इससे पूर्व 
उसका इनकार नहीं कर चुके जो मूसा 
को दिया गया था ? उन्होंने यह कहा 


] || पारः 20 
६७०७० « एक Ee 
(६2 (२२५७-4४ (2 RI 9 Ysa 
sgl (9५६७४ $ 35 88 
BIA 8690 :56 Gs aa 


82 en 003 हक जद 
OO 
SHIGE) NSS 
७9४ ste 
OFS ISS . 


२ 


f 


सूरः 28, अल-क़सस II पारः 20 


था कि ये दो बहुत बड़े जादूगर हैं जो  |<_ ,।5| Foleo 06 35 50 
एक दूसरे के सहायक हुए । और उन्होंने ˆ 7 हि | 
कहा, हम तो अवश्य हर एक का B03 
इनकार करने वाले हैं ।49| 

तू कह दे कि यदि तुम सच्चे हो तो , ५. [५4.५ ८.४८८5 5 6 | 
अल्लाह की ओर से कोई ऐसी पुस्तक तो 

लाओ जो इन दोनों (अर्थात तौरात और OBL Ss OAS) gs 
कुरआन) से अधिक हिदायत देने वाली 

हो तो मैं उसी का अनुसरण करूँगा ।50। 

अतः यदि वे तेरे इस निमन्त्रण को ।८5| 22४ < । #०८८५ 2603 
स्वीकार न करें तो जान ले कि वे , _ हा 
केवल अपनी अभिलाषाओं ही का (2+3००४ ७७३ >£) 98] 092%: 
अनुसरण कर रहे हैं । और उससे ४6 deep od 
अधिक पथभ्रष्ट कौन होगा जो अल्लाह CE i Rl 
की हिदायत को छोड़ कर अपनी & Oa foils 5 
अभिलाषाओं का अनुसरण करे । * 

अल्लाह कदापि अत्याचारी लोगों को 

हिदायत नहीं देता ।5।। (रुकू -ह-) 


और निःसन्देह हमने भली-भाँति उन BSE Ee 45; 
तक बात पहुँचा दी थी ताकि वे उपदेश bn 5३६६. 
ग्रहण करें ।52। ) १ 


जिन्हें हमने इससे पहले पुस्तक दी थी SNE 6 5, 
(उनमें से कई) इस (कुरआन) पर f 

ईमान लाते हैं ।53। ध 
और जब उन पर (कुरआन) पढ़ा जाता ई 7; Eb 

है तो वे कहते हैं, हम इस पर ईमान ले ES ई 5 
आए । निःसन्देह यह हमारे रब्बकी ओर ©८०45: ८४ G) 6 52 
से सत्य है । निःसन्देह हम इससे पूर्व ही 

आज्ञाकारी थे ।54। 

यही वे लोग हैं जिन्हे दो बार अपना (oe os 
प्रतिफल दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने 7 क 5 


Slory re 


सूरः 28, अल-क़सस 


धैर्य किया और वे भलाई के द्वारा 
बुराई को दूर करते हैं । और जो कुछ 
हम उन्हें प्रदान करते हैं वे उसमें से 
खर्च करते हैं ।55। 

और जब वे किसी निरर्थक बात को 
सुनते हैं तो उससे विमुख हो जाते हैं और 
कहते हैं कि हमारे लिए हमारे कर्म हैं 
और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म । तुम पर 
सलाम हो । हम अज्ञानों की ओर झुकाव 
नहीं रखते ।56। 

निःसन्देह तू जिसे चाहे हिदायत नहीं 
दे सकता परन्तु अल्लाह जिसे चाहे 
हिदायत दे सकता है । और वह 
हिदायत पाने योग्य लोगों को ख़ूब 
जानता है ।57। 

और उन्होंने कहा कि यदि हम तेरे संग 
हिदायत का अनुसरण करेंगे तो हम 
अपने देश से निकाल दिये जाएँगे । क्या 
हमने उन्हें शान्तिदायक हरम (मक्का 
क्षेत्र) में ठिकाना प्रदान नहीं किया, 
जिसकी ओर प्रत्येक प्रकार के फल लाए 
जाते हैं (ये) हमारी ओर से जीविका 
स्वरूप (हैं) । परन्तु उनमें से अधिकतर 
ज्ञान नहीं रखते ।58। 

और हमने कितनी ही बस्तियों को 
विनष्ट किया जो अपने जीवन-साधनों 
पर इतराती थीं । अतः ये उनके निवास 
स्थान हैं जिन्हें उनके पश्चात अल्प समय 
के अतिरिक्त आबाद न रखा गया । और 
निःसन्देह (उनके) हम ही उत्तराधिकारी 
हुए ।59। 


| पारः 20 


Bb 33-2 


23% e+ 


GIRICEESS SFU 
SE EES 
SV ve 


[ee rt EE है| ह Coe | ९ 
७३१ ७५४ (६७ ES oy Cl 


OOH IA ASTON SU 


> 


हर ५ 
(27 
क 


४2०६ ~ 


BOL) 

Pes Aen ese 
tS Ls ०९०४ ७) easy 
७८७ , + 


सूरः 28, अल-क़सस 


और तेरा रब्ब बस्तियों को तबाह नहीं 
करता जब तक कि उन (बस्तियों) के 
केन्द्रस्थल में रसूल भेज न चुका हो जो 
उन पर हमारी आयतें पढ़ता है । और 
हम इसके सिवा बस्तियों को ध्वंस नहीं 
करते जब तक कि उनके निवासी 
अत्याचारी न हो चुके हों ।60। 

और जो कुछ भी तुम्हें दिया जाता है यह 
सांसारिक जीवन का अस्थायी लाभ और 
इस (संसार) की शोभा है । और जो 
अल्लाह के पास है वह उत्तम और बाक़ी 
रहने वाला है । अतः क्या तुम बद्धि से 
काम नहीं लोगे ? ।6।। (रुकू -9-) 

अतः क्या वह जिससे हमने अच्छा वादा 
किया और वह उसे प्राप्त करने वाला है, 
उस जैसा हो सकता है जिसे हमने 
सांसारिक जीवन का अस्थायी लाभ 
पहुँचाया हो । फिर वह कयामत के दिन 
(उत्तर देने के लिए) उपस्थित किए जाने 
वालों में से हो ।62। 

और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा और 
कहेगा, कहाँ हैं मेरे वे साझीदार 
जिनको तुम (मेरे साझीदार) समझा 
करते थे ? ।63। 

वे जिन पर आदेश लागू हो चुका होगा 
कहेंगे, हे हमारे रब्ब ! ये वे लोग हैं जिन्हें 
हमने पथभ्रष्ट किया । हमने उनको (वैसे 
ही) पथभ्रष्ट किया जैसे हम स्वयं पथभ्रष्ट 
हुए । (इनसे) विमुखता प्रदर्शन करते हुए 
(अब) हम तेरी ओर आते हैं । ये कदापि 
हमारी उपासना नहीं किया करते थे ।64। 


पारः 20 
NSE ८5 
gel Ys sl 3 
Mei sal 55 ४ 


OO ५६-४३ 
iz 5 | 7 
SESH 9 
ie 6s ys 
& Jar ४३“ BE 
& Oss YS lS 
१ 
LIYE Es yl 


6 (६६ कक ~ ~ 5 24g Rey 
BSC ५४ EES aS 
DERp iN eA ss 


CaP id 


GEE CIOS 5५३०८: (४५ 


FG Oo &,§ 


4 अं द >न>ा 
€; हि a [86 (४ छः Zz 


Os 2 6 || 9 E b NG | 5 


| 


रपट 


सूरः 28, अल-क़सस 


और उनसे कहा जाएगा कि अपने 
(बनाए हुए) उपास्यों को पुकारो । फिर 
वे उन्हें पुकारेंगे तो वे उनको कोई उत्तर 
न देंगे और वे अज़ाब को देखेंगे । काश 
कि वे हिदायत पा जाते ।65। 

(और याद रखो) वह दिन जब वह 
(अल्लाह) उन्हें पुकारेगा और पूछेगा कि 
तुमने रसूलों को क्या उत्तर दिया ? ।66। 
अतः उस दिन उन पर खबरें संदिग्ध हो 
जाएँगी । फिर वे एक-दूसरे से भी कोई 
प्रश्‍न पूछ नहीं पायेंगे ।67। 

अत: जहाँ तक उस का सम्बंध है जिसने 
प्रायश्चित किया और ईमान लाया और 
पुण्य कर्म किए तो संभव है कि वह 
सफल होने वालों में से हो जाए ।68। 
और तेरा रब्ब जो चाहता है पैदा करता 
है और (उसमें से) ग्रहण करता है और 
उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं । पवित्र 
है अल्लाह और बहुत ऊँचा है उससे जो 
वे (उसका) साझीदार ठहराते हैं ।69| 
और तेरा रब्ब जानता है जो उनके सीने 
छिपाते हैं और जो वे (लोग) प्रकट 
करते हैं ।70| 

और वही है अल्लाह, उसके सिवा कोई 
उपास्य नहीं । आदि और अन्त (दोनों) 
में प्रशंसा उसी की है । उसी का आदेश 
चलता है और उसी की ओर तुम लौटाए 
जाओगे ।7। 

तू कह दे कि मुझे बताओ तो सही कि 
यदि अल्लाह तुम पर रात्रि को कयामत 
के दिन तक लम्बी कर दे तो अल्लाह के 


[|| पारः 20 


A TZ, 


AS28358 SSNS 
Aol ESN 


Ree 27 


OIE HE 


sl BG Osis se fs 


Ces] 
> 25% ट्री:5५॥ gle Ces 
Od Y 


SECS lS 
Sel ६०० SI 
GEG SEES 


Ce 5 >प Fl 
O94 


5 ARR I FE 


© ig ls a) 

Se 57 4] 4+ kf 4) (हु कफ है! लॉ 

Pe ESS TENE 553] 
® Oy 

oped om 


सूरः 28, अल-क़सस 


सिवा तुम्हारा कौन उपास्य है जो तुम्हारे 
पास कोई प्रकाश ला सके ? अतः क्या 
तुम सुनोगे नहीं ? ।72। 

तू कह दे कि बताओ तो सही यदि 
अल्लाह तुम पर दिन को क़यामत के 
दिन तक लम्बा कर दे तो अल्लाह के 
सिवा कौन उपास्य है जो तुम्हारे पास 
रात को ला सके, जिसमें तुम आराम 
पाते हो ? क्या तुम बुद्धिमानी से काम 
नहीं लोगे ? ।73। 

और उसने अपनी कृपा से तुम्हारे लिए 
रात और दिन को इस कारण बनाया कि 
तुम इसमें आराम प्राप्त करो और उसकी 
कुपाओं की खोज करो और ताकि तुम 
कृतज्ञता व्यक्त करो ।74। 

और (वह दिन याद रखो) जिस दिन वह 
उन्हें पुकारेगा और कहेगा, कहाँ हैं मेरे वे 
साझीदार जिन्हें तुम (मेरा साझीदार) 
समझा करते थे ? ।75। 

और हम प्रत्येक समुदाय से एक साक्षी 
निकाल लाएँगे और कहेंगे कि अपना 
प्रमाण लाओ । अतः वे जान लेंगे कि 


सत्य अल्लाह के वश में है और जो 


कुछ वे झूठ रचा करते थे उनसे जाता 
रहेगा ।76। (रुकू 7 ) 

निःसन्देह क़ारून मूसा की जाति में से 
था । अतः उसने उनके विरुद्ध विद्रोह 
किया और हमने उसे ऐसे ख़ज़ाने दिए थे 
कि उनकी चाबियाँ (अपने भार से) एक 
शक्तिशाली समूह को भी थका देती थीं। 
(फिर) जब उसकी जाति ने उससे कहा, 


iE पारः 20 


EDI SONS 

OOS seg 35 
SSE EIS 
RETURN TE 


4 J Zk 


5 430 9.5... |: oS 


७837-45: 

SENG SIS ०353 
52 | |) ०22०७ “ Pe ट 
CUES SAE 

७5४5 Cl ss oe 5 
925 oS ८२००) 

VS CBSE isl Ge ८८:5५ 


HERR व हि 2 


SR” 


OY 9 /५2 9 EG 


ive {24 2825 ८ k 52 [$ ¢ 
LS (५४ ३९ पर (2 C) 9 ) ¢) | 
BUF als ge 


ECE a | >> PE 
06) € & ४५४४ ४ )53$| 


सूरः 28, अल-क़सस 


शेखी न बघार । निःसन्देह अल्लाह 
अहंकार करने वालों को पसन्द नहीं 
करता ।77। 

और जो कुछ अल्लाह ने तुझे प्रदान 
किया है उसके द्वारा परलोक का घर 
कमाने की इच्छा कर । और संसार में से 
भी अपने निश्चित भाग की उपेक्षा न 
कर । और उपकारपूर्ण व्यवहार कर 
जैसा कि अल्लाह ने तुझ से उपकारपूर्ण 
व्यवहार किया । और धरती में उपद्रव 
(फैलाने) की इच्छा न कर । नि:सन्देह 
अल्लाह उपद्रवियों को पसन्द नहीं 
करता ।78। 

उसने कहा, मुझे तो यह उस ज्ञान के 
कारण दिया गया है जो मुझे प्राप्त है । 
फिर क्या उसे ज्ञान नहीं हुआ कि 
निःसन्देह अल्लाह उससे पूर्व कितनी ही 
पीढ़ियों को तबाह कर चुका है जो उससे 
अधिक शक्तिशाली और अधिक संख्या 
थीं ? और अपराधियों से उनके अपराधों 
के बारे में पूछा नहीं जाएगा ।79। 

अतः वह अपनी जाति के समक्ष अपने 
ठाट-बाट के साथ निकला । उन लोगों 
ने जो संसारिक जीवन की इच्छा रखते थे 
कहा, काश ! हमारे लिए भी वैसा ही 
होता जो क्रारून को दिया गया । 
निःसन्देह वह बड़ा भाग्यवान है ।80। 
और उन लोगों ने जिन्हें ज्ञान प्रदान किया 
गया था कहा, हाय, खेद है तुम पर! 
अल्लाह का (दिया हुआ) प्रतिफल उसके 
लिए अत्युत्तम है जो ईमान लाया और 


|| पारः 20 


® 42 si rR PE 
Co ~ + ~ ++ 


OE 55} x ITE 
५५४००) 304 </ ४3 ८५ 


ESSENSE 5-5: 


SSRN Cs 


OER YS U2) 


3222 ५27 or 
ME RVCSI IRE 

5 ४५० __ | i) 03) 
ES Ed ~ + [RE EE ged w 
lS ४३ ७०६ AST 
OOF Sep 55 

ह ६६ | 4 

CHO 4८2 305» ८६ :<४ 
GLEN 
Perr Ree x CR EV > 


CX 


— 


© 


55 2085 5:20 ५ 
Ls uss 9:4) ‘+ I> a ls 


सूरः 28, अल-क़सस 


पुण्य कर्म किया । परन्तु धैर्य करने वालों 
के अतिरिक्त (ऐसा) कोई नहीं जिसे यह 
(ज्ञान) प्रदान किया जाए ।8। 

अतः हमने उसे और उसके घर को धरती 
में धंसा दिया । फिर उसका कोई समूह 
न था जो अल्लाह के विरुद्ध उसकी 
सहायता करता । और वह प्रतिशोध लेने 
वालों में से बन न सका ।82। 

और उन लोगों ने, जिन्होंने एक दिन 
पहले तक उसके स्थान (को प्राप्त 
करने) की अभिलाषा की थी, इस दशा 
में सुबह की कि वे कह रहे थे, हाय 
अफसोस ! अल्लाह अपने भक्तों में से 
जिसके लिए चाहे जीविका को बढ़ा देता 
है और (जिस के लिए चाहे) तंग भी कर 
देता है । यदि हम पर अल्लाह ने उपकार 
न किया होता तो वह हमें भी धंसा देता। 
हाय अफसोस ! इनकार करने वाले 
सफल नहीं हुआ करते ।83। 

(रुक्‌) 
यह परलोक का घर है जिसे हम उन 
लोगों के लिए बनाते हैं जो धरती में न 
(अपनी) बड़ाई चाहते हैं और न 
उपद्रव। और अंत तो मुत्तक्रियों का ही 
(अच्छा) है ।84। 
जो भी कोई पुण्यकर्म लेकर आएगा तो 
उसके लिए उससे उत्तम (प्रतिफल) 
होगा । और जो कुकर्म लेकर आएगा तो 
वे जिन्होंने कुकर्म किया, (उन्हें) वैसा 
ही प्रतिफल दिया जाएगा जैसा वे किया 
करते थे ।85। 


पारः 20 
ios 9) | 5 i 4s %z 
OBI Y) ik ५५ 


U5 


Bs “53H 5235, 567 (६-5४ $ 
Ll 33a 3 
OER) Dose is 

UI GES HSC 206६-०5 
ise, ~ 55 22277, 56555 
ete 0629०» »४ 
G4 ae दल 2 [ER > A 
EO NH 3> ८ sp Lees 
(०-४ % a Re ७६ i ~ KE 
0.4 ४००८-३५ ENE 
A Et i | 5 


% 2 व § Ug Ee 3 है| BU i 
Id ५८6 I 2 
pe 5० > ५ (टन Z 2 2 

BUS YPN GIES Se 

है. Ol ~ eZ i ~ 

ONAN 

[a is Fo ale) Dd hr CE 

CMG AS ४५१६४ SLE 2४५ 
7 Co + के श्र है... श्र ष GF: 


OOH SE GNI 


सूरः 28, अल-क़सस 


निःसन्देह वह जिसने तुझ पर कुरआन 
को अनिवार्य किया है तुझे अवश्य एक 
लौट कर आने के स्थान की ओर वापस 
ले आएगा । तू कह दे, मेरा रब्ब उसे 
अधिक जानता है जो हिदायत लेकर 
आता है । और उसे भी जो खुली -खुली 
पथभ्रष्टता में है ।86। 

और तू कोई अभिलाषा नहीं रखता था 
कि तुझे पुस्तक दी जाए । परन्तु (यह) 
तेरे रब्ब की ओर से दया स्वरूप है । 
अतः काफ़िरों का कदापि सहायक न 
बन ।87। 

और वे कदापि तुझे अल्लाह की आयतों 
(के अनुसरण) से न रोक सकें, जब 
कि वे तेरी ओर उतारी जा चुकी हों । 
और अपने रब्ब की ओर बुलाता रह 
और शिर्क करने वालों में से कदापि न 
बन ।88। 


और अल्लाह के साथ किसी और उपास्य है ५| 2१ 97८ 5॥ 4 ६ £53 


को न पुकार । उसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं । उसकी दीप्ति के सिवा 
प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है । उसी 
का शासन है और उसी की ओर तुम सब 
लौटाए जाओगे ।89। (रुकू उ) 


[|| पारः 20 


Boies ss 


SESE} 8 yea 


Pr US i & न 7zZ ह 
oud 7273, 


HS Ab EEGs 
ENS SOSH) 
& ८2 ss 

Si Hci 
BENS WE 
Sa 


iss § 4 So i 5 ~ 

49 | < € Se 58 
E CORES Dd दी a ~ ~ हर न 
BOHN) 3253 


॥ ६ 


4 
29- सूरः अल-अन्कबूत 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 70 आयते हैं । 

इस सूरः का आरंभ एक बार फिर अलिफ़-लाम-मीम खण्डाक्षरों से किया गया 
है जिसमें यह संकेत है कि एक बार फिर अल्लाह तआला सूरः अल्‌ बक़र: के 
विषयवस्तुओं को नए ढंग से दोहराएगा । अतः जैसा कि सूरः अल बक़रः में यहूदियों का 
वर्णन था कि उनका ईमान लाना उस समय तक अल्लाह तआला को स्वीकार न हुआ 
जब तक वे परीक्षाओं पर खरा नहीं उतरे । अब इस सूर: में भी उसी विषयवस्तु की 
पुनरावृत्ति है । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में भी पहले लोगों की 
भाँति केवल ईमान का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि समस्त परीक्षाओं में से 
अवश्य गुजरना होगा जिनसे पहली जातियों को गुज़ारा गया । 

उसके बाद अल्लाह तआला कहता है कि कुछ लोगों को अपने माता-पिता की 
ओर से भी कड़ी परीक्षा का सामना होता है जो मुश्रिक होने के कारण अपने बच्चों को 
शिर्क की ओर बुलाते हैं । परन्तु मनुष्य को याद रखना चाहिए कि माता-पिता जिनके 
प्रति अल्लाह तआला ने दयापूर्ण बर्ताव करने की शिक्षा दी है, उनसे बहुत बढ़ कर 
अल्लाह का अपने भक्तों पर दया भाव है । इसलिए किसी मोल पर भी वे माता-पिता के 
लिए शिर्क को स्वीकार न करें । 

जिस प्रकार सूरः अल बक़र: के आरंभ में ही मुनाफ़िक़ों (कपटाचारियों) का 
उल्लेख मिलता है और उनके आंतरिक रोगों पर से पर्दा उठाया गया है, उसी प्रकार इस 
सूरः में भी मुनाफिकों का वर्णन हुआ है और उनके भाँति-भाँति के आध्यात्मिक रोगों 
का विश्लेषण किया गया है । 

ईमान लाने का दावा करने वाले इस परीक्षा में से भी गुजरते हैं कि उनके बड़े लोग 
उनको कहते हैं कि हमारे पीछे लग जाओ । यदि हमारा धर्म गलत भी हुआ तो हम 
तुम्हारे बोझ उठा लेंगे | हालाँकि यह दावा करने वाले तो न केवल अपना बोझ उठाएँगे 
बल्कि अपने अनुयायिओं को पथभ्रष्ट करने का बोझ भी उठाएँगे । और इस मामले का 
निर्णय क़यामत के दिन ही होगा कि वे अल्लाह तआला पर कैसे कैसे झूठ गढ़ा करते थे । 

इसके पश्चात्‌ हज़रत नूह अलै., हज़रत इत्राहीम अलै., हज़रत लूत अलै. और 
बहुत से ऐसे पूर्व कालीन नबियों की जातियों का वर्णन है जिन्हें अपने समय के रसूलों 
का विरोध करने के कारण विनष्ट कर दिया गया और उनके चिह्न इस धरती में आज तक 
मौजूद हैं । पुरातत्त्वविद्‌ बहुत सी जातियों को खोज लगा चुके हैं और बहुत सी जातियों 
की खोज लगाना अभी शेष है । यहाँ तक कि नूह अलै. की नौका के सम्बन्ध में भी कहा 


|} 


जाता है कि पुरातत्त्ववेत्ता इसकी खोज में जुटे हैं और अवश्य एक दिन उसे ढूँढ निकालेंगे। 

इसके पश्चात्‌ इस सूरः की प्रमुख आयत (संख्या 42) में, जिसका इस सूर: के 
शीर्षक अल अन्कबूत से सम्बन्ध है, यह वर्णन किया गया है कि जो लोग अल्लाह के 
सिवा किसी और को उपास्य ठहराते हैं उनका उदाहरण एक मकड़ी के सदृश है जो एक 
बहुत पेचदार जाला बुनती है । इसी प्रकार उन लोगों के तर्क भी अत्यन्त पेचदार परन्तु 
वास्तव में मूर्खता पूर्ण हैं । उनमें फंसने वालों का उदाहरण भी उन मूर्ख मक्खियों की 
भाँति है जो मकड़ी के जाले में फँस कर उसका शिकार हो जाती हैं और उन्हें ज्ञान नहीं 
कि मकड़ी के जाले से कमज़ोर और कोई फँदा नहीं । 

मकड़ी के जाले में यह बात पायी जाती है कि यद्यपि उसकी लार से उत्पन्न होने 
वाले धागे में इतनी शक्ति होती है कि इस मोटाई और वज़न के लोहे के धागे में भी वैसी 
शक्ति नहीं होती परन्तु इस पर भी वह एक कमज़ोर फंदा प्रमाणित होता है । अतः 
शत्रुओं के लिए एक चुनौती है कि वे मज़बूत फंदे भी बना कर देख लें | उनका अन्त भी 
मकड़ी के बनाए हुए फंदे के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा जो देखने में मज़बूत है परन्तु 
वास्तव में अत्यन्त कमज़ोर सिद्ध होता है । 

इस सूर: की अन्तिम आयत में अल्लाह तआला उन लोगों को जो उसे निष्ठापूर्वक 
ढूँढ़ते हैं यह शुभ-समाचार देता है कि उनका कोई भी धर्म हो, यदि अल्लाह चाहे तो 
उन्हें अन्ततः सन्मार्ग तक पहुँचा देगा । और संसार के प्रत्येक धर्म में वह सच्चाइयाँ 
मौजूद हैं कि उन पर ध्यान देने के फलस्वरूप यदि अल्लाह चाहे तो अन्ततः इस्लाम की 
सच्चाई और सन्मार्ग की ओर उन धर्मो के अनुयायियों का मार्गदर्शन संभव हो सकता है। 

त्र 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 





9 5३. ९८ 


है. ५५ है 


&. ७ 


` 







८ ४८ ४४: 


SSNS 











Z 





५०७४ ४६ 3९४) Bo hee 





७70 2 


(४ 5 9 १.५५ oS 3) 4 














अ ९ न जद 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
अनल्लाहु आ'लमु : मैं अल्लाह सबसे 
अधिक जानने वाला हूँ ।2। 

क्या लोग यह धारणा कर बैठे हैं कि 
यह कहने पर कि हम ईमान ले आए, 
वे छोड़ दिए जाएँगे और परीक्षा में नहीं 
डाले जाएँगे ? ।3। 

और हम नि:सन्देह उन लोगों को जो 
उनसे पहले थे परीक्षा में डाल चुके हैं । 
अतः वे लोग जो सच्चे हैं अल्लाह उनकी 
अवश्य पहचान कर लेगा और झूठों को 
भी अवश्य पहचान जाएगा ।4। 

क्या वे लोग जो बुरे कर्म करते हैं, 
धारणा कर बैठे हैं कि वे (दण्ड से भाग 
कर) हम से आगे निकल जाएँगे ? बहुत 
बुरा है जो वे निर्णय करते हैं ।5। 

जो भी अल्लाह से मिलना चाहता है तो 
(उसके लिए) अल्लाह का निर्धारित 
समय अवश्य आने वाला है । और वह 
बहुत सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान 
रखने वाला है ।6। 

और जो जिहाद करे तो वह अपने ही 
लिए जिहाद करता है । निःसन्देह 
अल्लाह समस्त जगत से बेपरवाह है ।7। 
और वे लोग जो ईमान लाए और पुण्य 
कर्म किए हम अवश्य उनकी बुराइयाँ 


Cod 





A A A जेई 


Ls] |>) 923 () | Fy 





A A NN A 








RRS STITT 


SANT 


DP] 


© Ose) ४००३ 


६४३ Ded 


Sages 5% 
००८०५ ०७-३०) ४२ ८८ 


FASE 


5 | UE Zz |. की 53 ~ 


NOE Cf 


29% > 


© cr te EE DR] 
450 & 0506 6 SOE # 


Lb Ee 
i 


Oo Eel 555 


“4. 0000 (500. 55५ 


Glo a) 
ses Fal CS 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


उनसे दूर कर देंगे । और अवश्य उन्हें 
उनके उत्तम कर्मों के अनुसार प्रतिफल 
देंगे जो वे किया करते थे ।8। 

और हमने मनुष्य को पक्की नसीहत की 
कि अपने माता-पिता से सद्‌-व्यवहार 
करे । और (कहा कि) यदि वे तुझ से 
झगड़े कि तू मेरा साझीदार ठहराए, 
जिसका तुझे कोई ज्ञान नहीं, तो फिर 
उन दोनों की आज्ञा का पालन न कर । 
मेरी ही ओर तुम्हारा लौट कर आना है । 
फिर मैं तुम्हें उन बातों से सूचित करूँगा 
जो तुम करते थे ।9। 

और वे लोग जो ईमान लाए और पुण्य 
कर्म किए हम उन्हें अवश्य पुण्यवान 
व्यक्तियों में सम्मिलित करेंगे ।।0। 

और लोगों में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं 
कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए । 
परन्तु जब उन्हें अल्लाह के मार्ग में दुःख 
दिया जाता है तो वे लोगों की परीक्षा को 
अल्लाह के अज़ाब की भाँति समझ लेते 
हैं । और यदि तेरे रब्ब की ओर से कोई 
सहायता आई तो वे अवश्य कहेंगे कि 
हम तो निःसन्देह तुम लोगों के साथ थे । 
क्या अल्लाह सबसे बढ़ कर उसे नहीं 
जानता जो समस्त लोकों (में बसने 
वालों) के दिलों में है ।।!। 

और अल्लाह निःसन्देह मोमिनों को भी 
पहचान लेगा और मुनाफ़िक़ों को भी 
पहचान लेगा ।।2। 

और इनकार करने वालों ने ईमान 
लाने वालों से कहा कि हमारे पथ का 


[}! पारः 20 


Zz 


Mm Coo aS 
OO SEH Ss 
BSE SN gOSY CES 
BASE GEEAS 
iY CESS 


DIDS 


५-० 2५55 4 CaS 
Od Sage 


Te E | (i; 26 2 3 ~ 
lait A COPS 


८5258 5 25 0 5 425 


Oise) 
45 C2 NY 


x. | Js: | EC) 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


अनुसरण करो और हम तुम्हारे दोषों 
को (स्वयं) उठा लेंगे । हालाँकि वे 
उनके दोषों में से कुछ भी उठाने 
वाले नहीं होंगे । नि:सन्देह वे झूठे 
हैं।।3। 
और वे अवश्य अपने बोझ उठाएँगे और 
अपने बोझों के अतिरिक्त कुछ और 
बोझ भी (उठाएँगे) । और क़यामत के 
दिन वे अवश्य उसके सम्बन्ध में पूछे 
जाएँगे जो वे झूठ घड़ा करते थे ।।4। 
(रुकू ङ ) 
और निःसन्देह हमने नूह को उसकी 
जाति की ओर भेजा था । अतः वह 
उनमें नौ सौ पचास वर्ष रहा । फिर 
उनको तूफ़ान ने आ पकड़ा और वे 
अत्याचार करने वाले थे ।।5।* 
अतः हमने उसको और (उसके साथ) 
नौका में सवार होने वालों को मुक्ति 
प्रदान की और उस (नौका) को समस्त 
लोकों के लिए एक चिह्न बना दिया ।।6। 
और इत्राहीम (को भी भेजा था) । 
जब उसने अपनी जाति से कहा कि 
अल्लाह की उपासना करो और उसी 
का तक़वा धारण करो । यह तुम्हारे 
लिए उत्तम है । (बेहतर होता) यदि 
तुम ज्ञान रखते ।7। 
निःसन्देह तुम अल्लाह को छोड़ कर 
केवल मूर्तियों की उपासना करते हो 
और झूठ गढ्ते हो । निःसन्देह वे लोग 


[}} पारः 20 


5 zh Se i, hee i CE, 7 
ह - | el र st 
क Fs | 

5 ५४ _ nr Uy Cas 

OFS ~) 


+ 


£ Ys ES Che 9 
Ge NES SE 5g 


|G BOISE 


is 


CRF Tf 3% ! a ञ (2 Eris 
~ 34 95 SSE Ds 


40542 aa ON 2५ |; 
PI ND NE 


री 


(2 6 a T 20 


GE ०5 _ 2835-2४ ES 


5 ~ » ट ६ Ee vps 
COIS OHS BBO ses 





als 


* हज़रत नूह अलै. की आयु जो 950 वर्ष वर्णन की गई है इससे अभिप्राय भौतिक आयु नहीं बल्कि 


आपकी शरीयत (धर्म-विधान) की आयु है । 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


जिनकी तुम अल्लाह के सिवा उपासना 
करते हो तुम्हारे लिए किसी जीविका 
का सामर्थ्य नहीं रखते । अत: अल्लाह 
के निकट से ही जीविका चाहो और 
उसकी उपासना करो और उसका कृतज्ञ 
बनो । उसी की ओर तुम लौटाए 
जाओगे ।॥8। 

और यदि तुम झुठलाओ तो तुम से पहले 
भी कई जातियाँ झुठला चुकी हैं । और 
रसूल पर खुला-खुला संदेश पहुँचाने के 
अतिरिक्त कुछ ज़िम्मेदारी नहीं ।।9। 


क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह 
किस प्रकार उत्पत्ति का आरम्भ करता 
है और फिर उसकी पुनरावृत्ति करता 
है? नि:सन्देह यह अल्लाह के लिए 
सरल है ।20। 

तू कह दे कि धरती में भ्रमण करो फिर 
ध्यान दो कि कैसे उसने सृष्टि का 
आरम्भ किया । फिर अल्लाह उसे 
परकालीन उत्थान के रूप में उठाएगा । 
निःसन्देह अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे 
वह चाहे स्थायी सामर्थ्य रखता है ।2। 
वह जिसे चाहता है अज़ाब देता है और 
जिस पर चाहे कृपा करता है । और उसी 
की ओर तुम लौटाए जाओगे ।22। 

और न तुम धरती में (अल्लाह को) 
विवश करने वाले हो और न आकाश में। 
और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न 
कोई मित्र है न कोई सहायक ।23। 


(रुकू उ) 


|} 


पारः 20 


93७७; , 5S 0%#०.०४५४॥० 35 
4) Ise |9 23 els 5) ds 


Os »- 5-7! 


2 wR” {~ 


5 227 9 26 5:70 7 5०) 7 
C222 DS FECES * )) 


~ 


EYEE Gs sls 


OC 
SEES 


iE BB ६47४ 


SIE NIG BF 
NENA SS ENS 


Fs ठ श (2: uke ~ ~ 
NN (6, a 


~ 


On 
Ca 
— 


2 


< i 2 डे 
2 रि 2 की. SDS 2 
OOS 4६) 


~ 


SPIES BS) 
45.0 0) 39 ८.5 iG NSS 


A 
& 5 ANT ५ (3 5 
4 (9 IoD C29 


)६ 


+७ 
\ | 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


और वे लोग जिन्होंने अल्लाह की 
आयतों का और उससे मिलने का 
इनकार किया, यही लोग हैं जो मेरी दया 
से निराश हो चुके हैं | और यही लोग हैं 
जिनके लिए दुःखदायक अज़ाब 
(निश्चित) है ।24। 

अत: उसकी जाति का उत्तर इसके 
अतिरिक्त कुछ न था कि उन्होंने कहा, 
इसे वध कर दो अथवा जला दो । फिर 
अल्लाह ने उसे आग से मुक्ति प्रदान 
की । निःसन्देह इसमें उन लोगों के 
लिए बहुत से चिह्न हैं जो ईमान लाते 
हैं ।25। 

और उसने कहा, तुम तो सांसारिक 
जीवन में परस्पर प्रेम के कारण अल्लाह 
को छोड़ कर केवल मूर्तियों को पकड़े 
बैठे हो । फिर क़यामत के दिन तुम में से 
कुछ, कुछ का इनकार करेंगे और कुछ, 
कुछ पर ला'नत डालेंगे । और तुम्हारा 
ठिकाना आग होगा और तुम्हारे कोई 
सहायक नहीं होंगे ।26। 


) पार; 20 
~ 5) ५०६ ९ ६.0 Fl bs 44 a ~ 
7-2 3 50 UES SB SE 
Z भ 2 है Z TT 2 


NCEE ~ 4३५६ ($ IE 
CGS 33 SE OS 
` ईद (४६ «७ loa कर fe Peer 
दो CNG 
ee ~ ५ +27 Bu 2 57 5 ~ र ES) 7 3 
Do Sa) CRD 


७550:% IEY 
ड | 


~ 2 YD SO P 
(9 Rr (8 न 


उस w X tg A gE 
अतः लूत उस (अर्थात इब्राहीम) पर 5 ba Obi Ue 


ईमान ले आया और उसने कहा कि 
निःसन्देह मैं अपने रब्ब की ओर हिजरत 
करके जाने वाला हूँ । निःसन्देह वही 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है ।27। 

और हमने उसे (अर्थात इब्राहीम को) 
इसहाक और याकूब प्रदान किए । और 
उसकी संतान में भी नुबुव्वत और 
पुस्तक (के पुरस्कार) रख दिए । और 


7 
+ 29५ ~ 


OAS EAB) 550! 


€ [ee ~ 24257 BIE i Cis 
Pla ८०% 3७०४ 4४३ 
6७5 lle 


GSN 


~ 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


उसे हमने उसका प्रतिफल संसार में भी 
दिया और परलोक में तो निःसन्देह वह 
सदाचारियों में गिना जाएगा ।28। 

और लूत को भी (भेजा) जब उसने 
अपनी जाति से कहा कि तुम नि:सन्देह 
निर्लज्जता की ओर (दौड़े) आते हो । 
समस्त जगत में कभी कोई इसमें तुम से 
आगे नहीं बढ़ सका ।29| 

क्या तुम (कामवासना के साथ) पुरुषों 
की ओर आते हो और रास्ते में लूटमार 
करते हो । और अपनी बैठकों में अत्यन्त 
अप्रिय बातें करते हो । अतः उसकी 
जाति का उत्तर इसके अतिरिक्त कुछ न 
था कि उन्होंने कहा, यदि तू सच्चों में से 
है तो हमारे पास अल्लाह का अज़ाब ले 
आ ।30| 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! इन उपद्रव 
करने वाले लोगों के विरुद्ध मेरी सहायता 
कर ।3।। (रुकू उह) 

और जब हमारे दूत इब्राहीम के पास 
शुभ-समाचार लेकर आए, उन्होंने यह 
भी कहा कि निःसन्देह हम (लूत की) 
इस बस्ती के रहने वालों को तबाह करने 
वाले हैं । निःसन्देह इसके निवासी 
अत्याचारी लोग हैं ।32।* 

उसने कहा कि उसमें तो लूत भी है । 
उन्होंने (उत्तर में) कहा कि हम खूब 
जानते हैं कि उसमें कौन है । हम 


IE 


Sale iiG ol 
wu 

Oaks SOND PU 
2 || “62.६ द i 
CNIS EG F635 Go 
GWE Hii B06 


OBL 2८-४5 OL > sy 


{+2 RC 37a) >>) JG 
Sie 


ह 
| 


्ू 5 

CY || por) Ce Erie Cs 

22 :8॥ ०.५ ४४६ ६४ ४ 
CaS aT 


ठ 


` 


N—— 


FASE LSE 
a ५७८०२ 





* हजरत लूत अलै. की जाति को तबाह करने के लिए जो फ़रिश्ते आए थे वे उससे पहले हज़रत 
इब्राहीम अलै. के समक्ष प्रकट हुए थे और हज़रत इब्राहीम अलै. चूँकि कोमल-हृदयी थे इस कारण 
उन्होंने उस जाति को क्षमा करने के लिए अल्लाह तआला से बहुत आग्रह किया । 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


निःसन्देह उसे और उसके समस्त घर 
वालों को बचा लेंगे सिवाए उसकी पत्नी 
के, वह पीछे रह जाने वालों में से है ।33। 
और जब हमारे दूत लूत के पास आए तो 
वह उनके कारण अप्रसन्न हुआ और मन 
ही मन में उनसे बहुत घुटन अनुभव की 
तो उन्होंने कहा कि डर नहीं और कोई 
शोक न कर । हम नि:सन्देह तुझे और 
तेरे सब घर वालों को बचा लेंगे, सिवाए 
तेरी पत्नी के, वह पीछे रह जाने वालों 
में से है ।34। 

निःसन्देह हम इस बस्ती के रहने वालों 
पर आकाश से एक अज़ाब उतारने वाले 
हैं क्योंकि वे दुराचार करते हैं ।35। 

और निःसन्देह हमने उसमें उन लोगों के 
लिए केवल एक उज्ज्वल चिह्न शेष छोड़ा 
जो बुद्धि से काम लेते हैं ।36। 

और (हमने) मद्यन (जाति) की ओर 
उनके भाई शुऐब को (भेजा) । तो उसने 
कहा कि हे मेरी जाति ! अल्लाह की 
उपासना करो और अन्तिम दिन की 
आशा रखो और धरती में उपद्रवी बन 
कर अशांति न फैलाओ ।37। 

अतः (जब) उन्होंने उसको झुठला दिया 
तो उन्हें एक भूकम्प ने आ पकड़ा । अतः 
वे ऐसे हो गये कि मानों अपने घरों में 
घुटनों के बल गिरे हुए थे ।38। 

और आद और समूद (जाति) को भी 
(हमने भूकम्पों से तबाह कर दिया) । 
और तुम पर यह बात उनके निवास 
स्थलों (के खण्डहरों) से खूब खुल चुकी 


"पे 
हि 
हक 
Rs 
हर 


03005 0506 0 57) 
OO sd) [9४ gy (5 >) 
i दूै ८2५०८ >॥ 

358 | iC is 

86555 


SES 25 SEOs 


| Ys falls 39 40॥ 9 | 


ORLY G 


FECES 5४-०5 ८» 
OO NG 


AA ; i553 | > १०० 9 SEs 


5०5७ ४5३३ ०७5०-०७ 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


है । और शैतान ने उन्हें उनके कर्मों को 
अच्छा बना कर दिखाया और उसने उन्हें 
(सीधे) मार्ग से रोक दिया । हालाँकि वे 
अच्छा भला देख रहे थे ।39। 

और क़ारून और फिरऔन और हामान 
को भी (हमने उनकी पथभ्रष्टता का 
दण्ड दिया) । और मूसा उनके पास 
निःसन्देह खुले-खुले चिह्न ला चुका था 
और फिर भी उन्होंने धरती में अहंकार 
किया और वे (हमारी पकड़ से) आगे 
निकल जाने वाले बन न सके ।40। 

अतः हमने प्रत्येक को उसके पाप के 
कारण पकड़ लिया । फिर उनमें ऐसा 
गिरोह भी था जिन पर हमने कंकर 
बरसाने वाला एक अंधड़ भेजा । और 
उनमें ऐसा गिरोह भी था जिसको एक 
भयानक गरज ने पकड़ लिया । और 
उनमें से ऐसा गिरोह भी था जिसे 
हमने धरती में धंसा दिया । और उन 
में से ऐसा भी एक गिरोह था जिसे 
हमने डुबो दिया। और अल्लाह ऐसा 
नहीं कि उन पर अत्याचार करता 
परन्तु वे स्वयं ही अपने ऊपर 
अत्याचार करने वाले थे ।4।।* 

उन लोगों का उदाहरण जिन्होंने 
अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मित्र 


] | पारः 20 


EBLE) 


७9 CR rg 


Is) 


355०८ | (६2८ 222 2 7 4 22 (55 
37 (१-० 9०११-१3 0909 
42538 5 00 / है 


i | E bs U2) YG 


~ ior 


[ RC PE ७३०] Ys 
Dd 5 W222 ~ a | 6४ Fags ~ 
Sigs os 
68 7# १५९ 9 pe ~ र A 2 4 
“Ua CA Bers 9 ~ | 
CP Ly 5 > हट “ह ~Y| 
DRS a ae RD 
4 Ke b=) hz per) ~ ३7 biz 85 
[>४25-75 »&--५:) 40| 2४५ 
Z Feber टू 2 SRT 


GSE PERE 





: नबियों की विरोधी जातियों के अन्त का विवरण इस आयत में मिलता है कि किस -किस साधन से वे 
नष्ट की गईं | कुछ पर बहुत कंकर बरसाने वाली आंधी चली जिनसे वे नष्ट हो गई । कुछ को 
भयंकर गरज ने आ पकड़ा । कुछ भूकम्पों के परिणामस्वरूप धरती में गाड़ दी गई और कुछ डुबो दी 
गई | साधारणतः यही चार साधन हैं जो नबियों के विरोधियों को तबाह करने के लिए प्रयोग होते 


रहे हैं | 


सूरः 29, अल-अन्कबूत ]5 पारः 20 


बनाया, मकड़ी की भाँति है । उसने 3 Coe eo peg 
भी एक घर बनाया और समस्त घरों DT BS आर 
में निःसन्देह मकड़ी ही का घर & 25%) 0 89 
सर्वाधिक कमज़ोर होता है । काश वे OOH 
यह जानते ।42। 
निःसन्देह अल्लाह प्रत्येक उस वस्तु को 4५३ : १ Feeley (220 ४ | 
जानता है जिसे वे उसके सिवा पुकारते पटक न नर 
हैं । और वह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) OAS HN 529 ४५००१ 
परम विवेकशील है ।43। 

और ये उदाहरण हैं जो हम लोगों के (८; EG DENS 


समक्ष वर्णन करते हैं परन्तु बुद्धिमानों RO Pe दु 
के अतिरिक्त इनको कोई नहीं ७809-०० ४) «२ 
समझता ।44। 


अल्लाह ने आसमानों और धरती को "६८ 727930 ६5 
सत्य के साथ पैदा किया है । निःसन्देह , ,, FN 
इसमें मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा € SEES LIBS 
चिह्न है ।45। (रुकू-#) 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


| {| पारः 27 


में से जो तेरी ओर वहइ किया = iS 5) 
पुस्तक वहइ ह eek sl 


जाता है, तू (उसे) पढ़ कर सुना और 
नमाज़ को क्रायम कर । निःसन्देह 
नमाज़ निर्लज्जता और प्रत्येक अप्रिय 
बात से रोकती है । और अल्लाह का 
स्मरण निःसन्देह समस्त (स्मरणों) से 
श्रेष्ठ है । और अल्लाह जानता है जो 
तुम करते हो ।46। 

और अहले किताब से बहस न करो 
परन्तु उस (दलील) के साथ जो उत्तम 
हो । सिवाय उन के जिन्होंने 
अत्याचार किया और (उनसे) कहो 
कि हम उस पर ईमान ले आए हैं जो 
हमारी ओर उतारा गया और उस पर 
(भी) जो तुम्हारी ओर उतारा गया । 
और हमारा उपास्य और तुम्हारा 
उपास्य एक ही है और हम उसी के 
आज्ञाकारी हैं ।47। 

और इसी प्रकार हमने तेरी ओर पुस्तक 
उतारी । अतः वे लोग जिनको हमने 
पुस्तक दी है, वे उस पर ईमान लाते हैं 
और इन (अहले किताब) में से भी 
(ऐसा गिरोह) है जो उस पर ईमान 
लाता है । और हमारी आयतों का 
इनकार काफ़िरों के सिवा कोई नहीं 
करता ।48। 

और तू इससे पहले कोई पुस्तक नहीं 
पढ़ता था और न तू अपने दाहिने हाथ से 
उसे लिखता था । यदि ऐसा होता तो 
झुठलाने वाले (तेरे बारे में) अवश्य 
शंका में पड़ जाते ।49| 


Nt 22 


Lede pe, 


42 | Ors ala) | ss) 
| S| Ns Ft 
SSSI 


CER RUN 
953s PRIS Gal 
Ue Ee JS NES Wr 
AEH 050 80५ 


2 ठ [ES ~ < AIG 5] | A 
RCS SUISSE 


32s 


59 5% (8 2 है] O32 SANE 
EL Soo TR 
SFY 


oS A % 2 र ~ 
(2 432 nS Gs 


Ee “४ 


RRS 


OOS ७ ४५725 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


बल्कि ये वे खुली-खुली आयतें हैं जो 
उनके सीनों में (दर्ज) हैं जिनको ज्ञान 
दिया गया । और हमारी आयतों का 
इनकार अत्याचारियों के अतिरिक्त और 
कोई नहीं करता ।50। 

और वे कहते हैं, क्यों न उस पर उसके 
रब्ब की ओर से चिह्न उतारे गए । तू कह 
दे कि चिह्न तो केवल अल्लाह के निकट 
हैं । और मैं तो केवल एक खुला-खुला 
सतर्क करने वाला हूँ ।5।। 

क्या (यही) उनके लिए पर्याप्त नहीं कि 
हमने तुझ पर एक पुस्तक उतारी है जो 
उन के समक्ष पढ़ी जाती है । और 
निःसन्देह इस में ईमान लाने वाले लोगों 
के लिए एक बड़ी कृपा भी है और बहुत 
बड़ा उपदेश भी ।52। (रुकू 3) 

तू कह दे कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह 
साक्षी के रूप में पर्याप्त है । वह जानता है 
जो आसमानों और धरती में है | और वे 
लोग जो असत्य पर ईमान ले आए और 
अल्लाह का इनकार कर दिया यही वे लोग 
हैं जो हानि उठाने वाले हैं ।53। 

और वे तुझ से शीघ्र अज़ाब लाने की माँग 
करते हैं | और यदि निश्चित अवधि तय 
न होती तो अवश्य उनके पास अज़ाब आ 
जाता । और वह उनके पास नि:सन्देह 
(इस प्रकार) अचानक आएगा कि वे 
(उसको) समझ नहीं सकेंगे ।54। 

वे तुझ से अज़ाब को मांगने में जल्दी 
करते हैं । जबकि नरक काफ़िरों को 
अवश्य घेर लेने वाला है ।55। 


| पारः 27 


Cd LF | | 


का SBN G3 eS SN 5 i 
VEibssss es lls 
5 

NPS FIRE 
Els Ce 


A 


Ors 


०+ + 


€ 


द 


> 
% 


E #2 2 


| HOC — 9 Ce 400 | AE 8 
CRIS PINGS 
छः Ler nN Fi ci 22 
529 Sst sO 


OOF 
टंद 9957५ 590 <0:22:८४5५ 
SR हक, 

@ Cn 5६८३ 


SEs PA Coats 
SE 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


जिस दिन अज़ाब ऊपर से भी और 
उनके पाँव के नीचे से भी उनको 
ढाँप लेगा । और (अल्लाह) कहेगा 
कि जो कुछ तुम किया करते थे उसे 
चखो ।56। 

हे मेरे भक्तो जो ईमान लाए हो ! मेरी 
धरती निश्चित रूप से विस्तृत है । अतः 
केवल मेरी ही उपासना करो ।57। 
प्रत्येक जान मृत्यु का स्वाद चखने वाली 
है । फिर हमारी ही ओर तुम लौटाए 
जाओगे ।58। 

और वे लोग जो ईमान लाए और पुण्य 
कर्म किए हम उनको स्वर्ग में अवश्य ऐसे 
अटारियों में स्थान प्रदान करेंगे जिनके 
दामन में नहरें बहती होंगी । वे सदा 
उनमें रहेंगे । कर्म करने वालों का क्या 
ही उत्तम प्रतिफल है ।59| 

(ये वे लोग हैं) जिन्होंने धैर्य किया और 
अपने रब्ब पर भरोसा करते रहे ।60। 
और कितने ही धरती पर चलने वाले 
जीवधारी हैं कि वे अपनी जीविका उठाए 
नहीं फिरते । अल्लाह ही है जो उन्हें और 
तुम्हें भी जीविका प्रदान करता है । और 
वह ख़ूब सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान 
रखने वाला है ।6।। 

और यदि तू उनसे पूछे कि किसने 
आसमानों और धरती को उत्पन्न किया 
और सूर्य एवं चन्द्रमा को सेवा में लगा 
दिया ? तो वे अवश्य कहेंगे : अल्लाह 
ने। तो फिर (वे) किस ओर उल्टे फिराए 
जाते हैं ? ।62। 


||! पारः 2| 


E] 
Z “49, 


Pegi NESTING 


5 GPIB RHE 
Us GES 

Hr rs 
OO 

Cal ५८5 Iga CH 
CaS ७०३८० ८ 2S 
६8 CA ON ७४४ १ 

20 »0॥5% 

७6385 sess 
SES STs 
Eel 355 25 i 


कक ता 


< 400] | NE [i x SCs 
ERG VERSO 
Cia i ८,५ 5१६2 
005266 Hs 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


अल्लाह ही है जो अपने भक्तों में से 
जिसके लिए चाहता है जीविका को 
बढ़ा देता है और उसके लिए 
(जीविका) तंग भी कर देता है । 
निःसन्देह अल्लाह प्रत्येक वस्तु को खूब 
जानने वाला है ।63। 
और यदि तू उनसे पूछे कि किसने 
आसमान से पानी उतारा ? फिर उसके 
द्वारा धरती को उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
जीवित कर दिया ? तो वे अवश्य 
कहेंगे : अल्लाह ने । तू कह, समस्त 
स्तुति अल्लाह ही के लिए हैं । परन्तु 
अधिकतर उनमें से बुद्धि नहीं रखते ।64। 
(रुकू -5-) 
और यह सांसारिक जीवन लापरवाही 
और खेल-तमाशे के अतिरिक्त कुछ 


नहीं । और निःसन्देह परलोक का घर ¢ 


ही वास्तविक जीवन है । काश कि वे 
जानते ।65। 

अतः जब वे नौका में सवार होते हैं तो वे 
अल्लाह के लिए अपनी श्रद्धा को 
विशिष्ट करते हुए उसी को पुकारते हैं । 
फिर जब वह उन्हें स्थल भाग की ओर 
बचा कर ले जाता है तो सहसा वे शिर्क 
करने लगते हैं ।66। 

ताकि जो कुछ हम ने उन्हें प्रदान किया है 
वे उसकी कृतघ्नता करें और ताकि वे 
कुछ अस्थायी लाभ उठा लें । फिर वे शीघ्र 
ही (इसका परिणाम) जान लेंगे ।67। 
क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने एक 
शांतिपूर्ण हरम (अर्थात मक्का क्षेत्र) 


ZUNE BCE 


Y 522% i \ उ ul | 
रे जल. 56) | 545 ९ हि. Gs 
E BENS ENN 


SESE IESE 
FEE Ei 


र Fs 
© 


Ge 


जि] 
ड 


\ ७ 
oe ७ 
४६.५ 


| | ०००९2 ५४७०८ ना दे जज 


> ५५. हर =) 
9 pel el 3) < 
७९0५-०४ ०१३-७ 


bales CS 


~ 


सूरः 29, अल-अन्कबूत 


बनाया है । जबकि उनके इर्द-गिर्द से 
लोग उचक लिए जाते हैं । तो फिर 
क्या वे झूठ पर ईमान लाएँगे और 
अल्लाह की नेमत का इनकार कर 
देंगे? ।68। 

और उससे अधिक अत्याचारी कौन हो 
सकता है जो अल्लाह पर एक बड़ा झूठ 
गढ़े अथवा सत्य को झुठला दे जब वह 
उसके पास आए । क्या काफिरों के लिए 
नरक में ठिकाना नहीं ? ।69। 

और वे लोग जो हमारे बारे में प्रयत्न 
करते हैं हम अवश्य उन्हें अपनी राहों 
की ओर मार्गदर्शित करेंगे । और 
निःसन्देह अल्लाह उपकार करने वालों 
के साथ है ।70। (रुकू -7) 


|| पारः 27 


+ pe, 57 > 2 3 ob 4% 522 5 
40 Aaa Dye PE 


S035 
El BES SE 
~ bE é Dr 


ere Nati 020 Wat 
+ ष > ~ 
® र? A i% Z 2 
(७9 RSS US ३५१ 
b ७२2 ~ 932 ~ [ee i 
NEGO LSE ERG SUL 


Vv ~ 


द CS} 9.४7 ८ ss DIE 
6 OO ESO 3 
Y 


[$ 
30- सूरः अर-रूम 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 6 आयते हैं । 

इस सूरः का आरंभ भी खण्डाक्षर अलिफ़-लाम-मीम से हुआ है । अलिफ़- 
लाम-मीम खण्डाक्षरों से आरम्भ होने वाली सूरतों में यह उल्लेख है कि अल्लाह तआला 
सबसे अधिक जानता है कि क्या हुआ और क्या होने वाला है । 

इससे पूर्ववर्ती सूरः के अंत पर यह दावा था कि अल्लाह तआला नि:सन्देह उपकार 
करने वालों के साथ है । और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सबसे बड़े 
उपकार करने वाले थे । अतः आपको और भी विजयों का शुभ-समाचार दिया गया 
जिनका वर्णन इस सूर: में अनेक स्थान पर मिलता है । सबसे पहले भविष्यवाणी के रंग 
में यह वर्णन किया गया कि ईरान के मुश्रिकों को रोम की ईसाई सरकार के विरुद्ध (जो 
एकेश्‍्वरवादी होने का दावा तो करते थे) थोड़े से क्षेत्र पर विजय प्राप्त हुई तो उससे 
मुश्रिकों ने यह शकुन निकाला कि वे अल्लाह तआला के साथ स्वयं को जोड़ने वालों पर 
अंतिम विजय भी प्राप्त कर लेंगे । इस सूरः में यह घोषणा की गई है कि ऐसा कदापि नहीं 
होगा । रोमवासी निश्चित रूप से अपने खोए हुए भू-भाग को ईरान के मुश्रिकों से 
दोबारा छुड़वा लेंगे और इस पर मुसलमान यह आशा रखते हुए खुशियाँ मनाएँगे कि अब 
अल्लाह ने चाहा तो मुसलमानों को भी मुश्रिकों पर भारी विजय प्राप्त होगी । 

यह भविष्यवाणी उन दिनों की है जब मुसलमान बहुत कमज़ोर थे और कोई 
उनकी विजय का दावा नहीं कर सकता था । इस प्रकरण में यह भविष्यवाणी भी इस 
विजय के वादे में निहित थी कि मुसलमानों को मुश्रिकों की वैभवशाली साम्राज्य अर्थात 
ईरान की सत्ता पर भी विजय प्राप्ति होगी । अतः बिल्कुल ऐसा ही हुआ । इतने स्पष्ट 
प्रमाण को देखते हुए भी लोग अल्लाह तआला का इनकार करते चले जाते हैं । अतः 
उनको एक बार फिर इस वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाया गया कि क्या वे धरती 
और आकाश अथवा स्वयं अपने आप पर ध्यान नहीं देते ताकि उनको अल्लाह तआला 
की सत्ता के प्रमाण स्वयं अपने अन्दर और धरती व आकाश के क्षितिजों में दिखाई देने 
लगें । इसी प्रकार उनका ध्यान पहली जातियों के अवशेषां की ओर आकर्षित करवाया 
गया कि यदि ये काफ़िर अपनी अवस्था से अनजान हैं तो फिर पहली जातियों के परिणाम 
को देख लें । सांसारिक दृष्टि से वे कितनी बलवान जातियाँ थीं और हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में उपस्थित जातियों से कहीं अधिक उन्होंने धरती 
को आबाद किया परन्तु जब उनके पास रसूल आए और उन्होंने इनकार कर दिया तो 
उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी गई । 


इसके पश्चात्‌ विभिन्‍न उदाहरणों के द्वारा यह विषय लागातार जारी है कि जिधर 
भी तुम नज़र दौड़ाओगे उधर तुम्हें जीवन के पश्चात्‌ मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जीवन 
का विषय व्याप्त दिखाई देगा । परन्तु खेद है कि मनुष्य इस पर विचार नहीं करता कि 
इस सारी व्यवस्था का अन्तिम लक्ष्य यह तो नहीं हो सकता कि मनुष्य को बार-बार इसी 
संसार के लिए जीवित किया जाए । अन्तिम जीवन वही होगा जिसमें उसे हिसाब देने के 
लिए अल्लाह के समक्ष उपस्थित किया जाएगा । 

अतः हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक बार फिर इस बात 
की नसीहत की गई है कि तू धैर्य से काम ले । अल्लाह का वादा निस्सन्देह सत्य है और 
वे लोग जो विश्वास नहीं करते, तुझे अपनी आस्था से उखाड़ न सकें । यहाँ धैर्य से 
काम लेने का अर्थ यह है कि नेकियों से चिमटे रहो और किसी क़ीमत पर भी सत्य को 
न छोड़ो । 


सूरः 30, अर-रूम 


$, *, 4, *, 





जड़ हेड हेड क हट न क | 





(40 & हि 3 LS ¢ 


a 4 ता > ५३८ न्ह न्ह ५ ८ RR £ हट 42८2 








अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
अनल्लाहु आ लमु : मैं अल्लाह सबसे os] 
अधिक जानने वाला हूँ ।2। 


रोम वासी पराजित किए गए ।3। CET OM 


निकट वर्ती धरती में और वे पराजित ; ८.८ 2 :: ४ : 5,)279)53I6 
होने के पश्चात फिर अवश्य विजयी Ce 
होंगे ।4। k 
तीन से नौ वर्ष की अवधि तक । C582 द EG 
आदेश अल्लाह ही का (चलता) है, Mant 5 
पहले भी और बाद में भी । और उस OOF THs +>९ 
दिन मोमिन (भी अपनी विजयों से) 

बहुत ख़ुश होंगे ।5। 

(जो) अल्लाह की सहायता से (होंगी) RE TESA | 5 
वह जिसकी चाहता है सहायता करता है व जल ३0१२१: दे है 
और वह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) बार- Ox) 
बार दया करने वाला है ।6। 

(यह) अल्लाह का वादा (है और) £5 ५०५८१६ 552५४ a5 
अल्लाह अपने वादे नहीं तोड़ता । परन्तु SHS BRS 
अधिकतर लोग नहीं जानते ।7।" COI FS 


*% आयात 3 से 7 : सूरः अर-रूम की इन आरम्भिक आयतों में रोमन साम्राज्य का अग्नि उपासक 
ईरानी साम्राज्य के साथ युद्ध में निकट की धरती में पराजित होने का उल्लेख है । परन्तु साथ ही यह 
भविष्यवाणी की गई है कि दोबारा उन को ईरान पर विजयी किया जाएगा और ऐसा नौ वर्षो के 
अन्दर-अन्दर होगा । यह भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सच्चाई की एक बड़ी 
दलील है कि अवश्य सर्वज्ञ अल्लाह ने ही आपको यह सूचना दी थी । 
फिर इन्हीं आयतों में अन्ततोगत्वा मुसलमानों को विजय प्राप्ति की भविष्यवाणी भी है जो इसी 
प्रकार बड़ी शान से पूरी हुई । यह विजय भी कुछ वर्षो के अन्दर बद्र-युद्ध के समय प्राप्त हुई । 





सूरः 30, अर-रूम 


वे सांसारिक जीवन के ज़ाहिरी (रूप) 
को जानते हैं और परलोक के बारे में वे 
असावधान हैं ।8। 

क्या उन्होंने अपने दिलों में विचार नहीं 
किया (कि) अल्लाह ने आसमानों और 
धरती को और जो कुछ उन दोनों के 
मध्य है सत्य के साथ और एक निश्चित 
अवधि के लिए पैदा किया है । और 
निःसन्देह लोगों में से अधिकतर अपने 
रब्ब की भेंट से अवश्य इनकार करने 
वाले हैं ।9। 

और क्या उन्होंने धरती में भ्रमण नहीं 
किया ताकि वे विचार कर सकते कि 
उन लोगों का अंत कैसा हुआ जो उनसे 
पहले थे । वे उनसे अधिक शक्तिशाली 
थे और उन्होंने धरती को फाड़ा और 
उसे उससे अधिक आबाद किया था 
जैसा इन्होंने उसे आबाद किया है । 
और उनके पास भी उनके रसूल खुल- 
खुले चिह्न लेकर आए थे । अत: अल्लाह 
ऐसा नहीं कि उन पर अत्याचार करता 
बल्कि वे स्वयं अपनी जानों पर 
अत्याचार करते थे ।0। 

फिर वे लोग जिन्होंने बुराई की, उनका 
बहुत बुरा अन्त हुआ क्योंकि वे , 


अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे & 


£ 


और उनसे उपहास करते थे ।!।। 

(रुकू -ह) 
अल्लाह सृष्टि का आरंभ करता है फिर 
उसकी पुनरावृत्ति करता है । फिर उसी 
की ओर तुम लौटाए जाओगे ।2। 


पारः 27 

i ssi ०५०८ ४-०८ 
COE «७3 PIO 
WEG 5५ 3555 


FHV) 
(2५7 ८४४० OS Us adels 


3S PN BRS 
b 


pO 5 Rr ¢ दर >टा 
og ye 88) uO 


UPN 5 be aio 
GES Ci (7८ 


ARIZ, I 


> gd | |» =) ७०-०८) 4 
4 ys 


k 
© 


CGE SS 


pine CSE 


2 2 
ETS EI | ६ & 


>>...) OR) ».....) 


CY 


Ei] 
4 


0 6 ४७ 


9.2, 2 


OO 


सूरः 30, अर-रूम 


और जिस दिन क़यामत प्रकट होगी 
अपराधी निराश हो जाएँगे ।।3। 


और उनके (कल्पित) साझीदारों 
(अर्थात उपास्यों) में से उनके लिए 
कोई सिफारिश करने वाले नहीं होंगे 
और वे अपने (बनाए हुए) साझीदारों 
का (स्वयं ही) इनकार करने वाले 
होंगे ।4। 

और जिस दिन क़यामत प्रकट होगी 
उस दिन (लोग) अलग-अलग बिखर 
जाएँगे ।।5। 

अतः वे लोग जो ईमान लाए और पुण्य 
कर्म किए, एक बाग में उन्हें प्रसन्नता के 
साधन उपलब्ध किए जाएँगे ।।6। 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया और 
हमारी आयतों को और परलोक की भेंट 
को झुठलाया । अतः यही वे लोग हैं जो 
अज़ाब में उपस्थित किए जाएँगे ।।7। 
अतः अल्लाह (प्रत्येक अवस्था में) 
पवित्र है । उस समय भी जब तुम 
सायँकाल में प्रविष्ट होते हो और उस 
समय भी जब तुम प्रात:काल (में प्रवेश) 
करते हो ।।8। 

और आसमानों में भी और धरती में भी, 
और रात को भी और उस समय भी जब 
तुम दोपहर गुज़ारते हो, समस्त स्तुति 
उसी के लिए है ।।9। 

वह निर्जीव से सजीव को निकालता है 
और सजीव से निर्जीव को निकालता है 
और धरती को उसकी मृत्यु के पश्चात 


| पारः 27 


24% ८ 2८ 
a.) 
Corfe] 
27825 2५ ६:5:६ (5४2 पक 
| SR ~€ 2४८४2 ~¢) २-2 
z2 १35 | ` हर ०2 &€ ~ 

ORS ey 


ES | 


न 5 4८६८ *«* » लय ks Rogar 7 
(१०) (०१) 2 2०४१२ AS [ 29 [929 


~ 5 ~ > र | 22 
EID SCD re 
OO 
(३८३ 2०5०, ५०..34:50॥45 
CESS 


NE ASHE 2३ 


० 
नी 


DS IB 


33 2) y| 5 | की 


सूरः 30, अर-रूम 


जीवित कर देता है और इसी प्रकार तुम 
भी निकाले जाओगे ।20। (रुकू -€-) 
और उसके चिह्ढों में से (एक चिह्न यह 
भी) है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया । फिर (मानो) सहसा तुम मनुष्य 
बन कर फैलते चले गए ।2।। 

और उसके चिह्ों में से (यह चिह्न भी) है 
कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही वर्ग में 
से जोड़े बनाए ताकि तुम सन्तुष्टि 
(प्राप्त करने) के लिए उनकी ओर 
जाओ और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और 
दया पैदा कर दिया । निःसन्देह इसमें 
ऐसे लोगों के लिए जो सोच-विचार 
करते हैं बहुत से चिह्न हैं ।22| 

और उसके चिलह्लों में से आसमानों और 
धरती की उत्पत्ति है । और तुम्हारी 
भाषाओं और रंगों के भेद भी । 
निःसन्देह इसमें ज्ञानियों के लिए बहुत 
से चिह्न हैं ।23। 

और उसके चिह्रों में से तुम्हारा रात को 
और दिन को सोना और तुम्हारा उसकी 
कृपा का तलाश करना भी है । निःसन्देह 
इसमें उन लोगों के लिए बहुत से चिह्न हैं 
जो (बात) सुनते हैं ।24। 

और उसके चिलह्लों में से है कि वह 
तुम्हें भय और आशा की अवस्था में 
बिजली दिखाता है और बादलों से 


पारः 27 


a BOSS 


~ 
w 


Fe ee 9 ey | Mee | 


BNC S २८७५८ $55 
5) FS 452 
U2) ४ |9 Ce | कः 


७) 9 | 9 sls 9 
७७४०० YG 

| 3 Dik Fs > a 5 6 श्र 
५० (2 6) (०८० SS १५८: | 


74 2 2 ५ | Ks 


we ४ _ 


NX 


SNS pies 


feeds 


ना 


SE ~ 5 ७ 
iE 





* इस आयत में यह भी संकेत है कि आरम्भ में एक ही भाषा थी जो ईश्वरीय भाषा थी । फिर मानव 
जाति के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाने के फलस्वरूप क्षेत्रीय परिवर्तनां के साथ-साथ भाषा भी 
परिवर्तित होती रही । इसी प्रकार आरम्भ में सब मनुष्यों का रंग भी एक ही था फिर वह भी उष्ण, 
शीत और शीतोष्ण क्षेत्रों के अनुसार परिवर्तित होता रहा । 


सूरः 30, अर-रूम 


पानी उतारता है । फिर उसके द्वारा 
धरती को उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
जीवित कर देता है । निःसन्देह इसमें 
बुद्धि रखने वालों के लिए बहुत से 
चिह्न हैं ।25। 

और उसके चिदह्ढों में से (यह भी) है कि 
आसमान और धरती उसके आदेश के 
साथ क़ायम हैं । फिर जब वह तुम्हें 
धरती से एक आवाज़ देगा तो सहसा तुम 
निकल खड़े होगे ।26। 

और उसी का है जो आसमानों और 
धरती में है । सब उसी के आज्ञाकारी 
हैं ।27। 

और वही है जो सृष्टि का आरम्भ 
करता है फिर उसकी पुनरावृत्ति करता 
है और उस के लिए यह बहुत सरल है। 
और आसमानों और धरती में उसका 
उदाहरण सर्वोपरि है । और वह पूर्ण 


प्रभुत्व वाला (और) परम विवेकशील ६ टू 


है ।28। (रुकू 7) 

वह तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना ही 
उदाहरण देता है । क्या उन लोगों में 
से जो तुम्हारे अधीन हैं ऐसे भी हैं जो 
उस जीविका में साझीदार बनें हों जो 
हमने तुम्हें प्रदान की है । फिर तुम 
उसमें एक समान हो जाओ (और) 
उनसे उसी प्रकार डरो जैसे तुम अपनो 
से डरते हो ? इसी प्रकार हम उन 
लोगों के लिए आयतें खूब खोल-खोल 
कर वर्णन करते हैं जो बुद्धि से काम 
लेते हैं ।29। 


ल्द Wee I] 
Os ~ + 


VON SEEN FE OTE | 25 
RSENS oa 


$ अत | 4 & > 
OO ०-०० | 


A 


_2) 9 Cs (3 _ I 
Oss 

LN ELE CR er 722) 80: 
WENGE Ss Adsl 985 
BH SON oN 
02 


ks ०, (5 Yess) ०० 5 


~ 


ay 2 


65S 
fs 505 ४5-55: ८ _३ 


FR, Ror >2. DS Nd 


CNN | peor र > 
OOS 3 Yas 


सूरः 30, अर-रूम I] पारः 2 


वास्तविकता यह है कि वे लोग जिन्होंने 0५ व 2652 36 6 EE 
अत्याचार किया उन्होंने बिना किसी | ६ ..,., ८,०४७ + .> 
ज्ञान के अपनी इच्छाओं का अनुसरण 400०“ 0०१५२७&०* 2-५ 29 
उसे | 
किया । अतः कौन उसे हिदायत दे de ८:5 
सकता है जिसे अल्लाह ने पथभ्रष्ट ठहरा 
दिया । और उन (जैसों) के कोई 
सहायक नहीं होंगे ।30। 
अतः (अल्लाह की ओर) सदा झुकाव ८755६: 5३) 4.55.56 
रखते हुए अपना ध्यान धर्म परकेन्द्रित ... . ६, 
रख । यह अल्लाह की प्रकृति है जिस ८५> > ८००० 525, ५750| 
के अनुरूप उसने मनुष्यों की सृष्टि की। $£ i 5 ay ८ &) 
अल्लाह की सृष्टि में कोई परिवर्तन FR SE 
नहीं । यह क्रायम रखने और क़ायम OO YRS 
रहने वाला धर्म है परन्तु अधिकतर 
लोग नहीं जानते ।3]।* 
सदा उसी की ओर झुकते हुए (चलो) ६,5 ८६5555542] <. 
और उसका तक़वा धारण करो और E 


3 5S | र oR ह 
नमाज़ को क़ायम करो और मुश्रिकों में SRT EE 
से न बनो ।32। 


(अर्थात्‌) उनमें से (न बनो) जिन्होंने “| 2८ «११६ Das 5५ SiGe 
अपने धर्म को विभाजित कर दिया और न> FR हर के र 
वे सम्प्रदायों (में बट चुके) थे । प्रत्येक COED 
सम्प्रदाय (वाले) जो उनके पास था उस 

पर इतरा रहे थे ।33। 

और जब लोगों को कोई कष्ट पहुँचे ; ९६।८55,5 7.5 55५ 
तो वे अपने रब्ब को उसके समक्ष Re PR i 
विनम्रतापूर्वक झुकते हए पुकारते हैं । 





* अर्थात्‌ अल्लाह तआला ने भक्तों को प्रकृति के अनुरूप पैदा किया है और प्रत्येक मनुष्य इसी एक 
धर्म पर पैदा होता है । अर्थात्‌ पवित्र, स्वच्छ प्रकृति लेकर । बाद में बड़े होकर विभिन्न प्रभावों के 
परिणामस्वरूप वह भटक जाता है । इस आयत के अनुसार चाहे हिन्दू, ईसाई, यहूदी अथवा मुश्रिक 
का बच्चा हो जन्म लेते समय निष्पाप ही होता है । 


सूरः 30, अर-रूम 


फिर जब वह उन्हें अपनी ओर से 
कृपा (का स्वाद) चखाता है तो 
सहसा उनमें से एक गिरोह (वाले) 
अपने रब्ब का साझीदार ठहराने लगते 
हैं ।34। 

ताकि जो हमने उन्हें प्रदान किया है वे 
उसकी कृतघ्नता करें । अत: अस्थायी 
लाभ उठा लो, शीघ्र तुम (इसका 
परिणाम) जान लोगे ।35। 

क्या हमने उन पर कोई भारी दलील 
उतारी है फिर वह उनसे उसके बारे 
में वार्तालाप करती है जो वे उस 
(अल्लाह) का साझीदार ठहराते 
हैं? |36| 

और जब हम लोगों को कोई कृपा (का 
स्वाद) चखाते हैं तो उस पर वे इतराने 
लगते हैं । और यदि उन्हें कोई बुराई 
पहुँच जाए जो (स्वयं) उनके हाथों ने 
आगे भेजी हो तो वे सहसा निराश हो 
जाते हैं ।37। 

क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह 
जिसके लिए चाहता है जीविका को बढ़ा 
देता है और तंग भी करता है । नि:सन्देह 
इसमें ईमान लाने वाले लोगों के लिए 
बहुत से चिह्न हैं ।38। 

अतः अपने निकट सम्बन्धियों को और 
निर्धन को और यात्री को उसका 
अधिकार दो । यह बात उन लोगों के 
लिए अच्छी है जो अल्लाह की प्रसन्नता 
चाहते हैं । और यही वे लोग हैं जो 
सफल होने वाले हैं ।39| 


] पारः 27 


Z 
~ ~27R 


२५० 22ATT ८८६ 4 SDN a 
Ae) Ls mg | > | | > | 9) 4 Ci 7४० 


RD w 


है) i 95 23 4 
OHO 22०७४ ७ 253) 


| 


(4059 ES UG lie 
७80५०: ०१ २-७ 


LSB 
BOF, ASE 


PEDO rd 


Ol WME 59 
आम 


© Dsl} 223) 


oe] 


Fe) | BP 239“ “५ | & | £ 2] 


zz 


AIT BS Is 
(9 O49 
CSO) (२ 220 2) 2 WG 


0५ Fs 


SI BES Hos Us 
Chr SEA 55 5035 4042 $ 


सूरः 30, अर-रूम 


और जो तुम ब्याज के रूप में देते हो 
ताकि लोगों के धन में मिल कर वह बढ़ने 
लगे तो अल्लाह के निकट वह नहीं 
बढ़ता। और अल्लाह की प्रसन्नता चाहते 
हुए तुम जो कुछ ज़कात देते हो तो यही 
वे लोग हैं जो (उसे) बढ़ाने वाले हैं ।40| 
अल्लाह वह है जिसने तुम्हें पैदा किया 
फिर तुम्हें जीविका प्रदान की । फिर वह 
तुम्हें मारेगा और वही तुम्हें फिर जीवित 
करेगा । क्या तुम्हारे उपास्यों में से भी 
कोई है जो इन बातों में से कुछ करता 


हो? वह बहुत पवित्र है और उससे बहुत (65,4 


ऊँचा है जो वे शिर्क करते हैं ।4]। 

(रुकू -]) 
लोगों ने जो अपने हाथों बुराइयाँ कमाई 
उनके परिणामस्वरूप स्थल भाग में भी 
और जल भाग में भी उपद्रव छा गया 
ताकि वह उन्हें उनके कुछ कर्मों का 
प्रतिफल चखाए । ताकि संभवतः वे 
लौटे ।42। 
तू कह दे कि धरती में खूब भ्रमण करो 
और ध्यान दो कि पहले लोगों का कैसा 
अंत हुआ । उनमें से अधिकतर मुश्रिक 
थे ।43। 


अतः तू अपना ध्यान मज़बूत और 
क़ायम रहने वाले धर्म की ओर केन्द्रित 
रख । इससे पूर्व कि वह दिन आ जाए 
जिसका किसी रूप में टलना अल्लाह की 
ओर से संभव न होगा । उस दिन वे 
तितर-बितर हो जाएँगे ।44। 


| पारः 27 


SENSU ८053 bees 
SLs elds Se 


st; 5 Es 
SEIICINEECIES SREP SN 


OO dl >& 
FCCC Wr Ei 
Us Us RE > I 2s 2 
C252 Serr a Ht RR ER 


(22 | Pere 7 5% 
(०८ ५५५०८ A 5५0 4४ 


FETC) ANODE 
CHU ~ els] 
OOTY ~] } ~ Jsles oF 


SNE NG 
L Cbs & >» 2 uy 2 

CRESS SUES 

OFT ४४ ७6४ 

BS ols 5.58 


ARMAS GL 


सूरः 30, अर-रूम 


जो इनकार करे उसका इनकार उसी पर 
पड़ेगा । और जो नेक कर्म करे तो वे 
(लोग) अपनी ही भलाई की तैयारी 
करते हैं ।45| 

ताकि वह उन लोगों को जो ईमान लाए 
और नेक कर्म किए अपनी कृपा से 
प्रतिफल प्रदान करे । निःसन्देह वह 
काफ़िरों को पसन्द नहीं करता ।46। 

और उसके चिह्ढों में से (यह भी) है कि 
वह शुभ-समाचार देती हुई हवाओं को 
भेजता है और (ऐसा वह इस लिए करता 
है) ताकि वह तुम्हें अपनी कृपा में से 
कुछ चखाए । और नौकाएँ उसके आदेश 
से चलने लगें और ताकि तुम उसकी 
कृपा की खोज करो । और ऐसा हो कि 
संभवतः तुम कृतज्ञ बन जाओ ।47। 

और निःसन्देह हमने तुझ से पहले कई 
रसूलों को उनकी जातियों की ओर 
भेजा। अतः वे उनके पास खुले-खुले 
चिह्न ले कर आए तो हमने उनसे 
जिन्होंने अपराध किया प्रतिशोध लिया । 
और हम पर मोमिनों की सहायता करना 
अनिवार्य ठहरता था ।48। 

अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है। 
फिर वे बादल को उठाती हैं । फिर वह 
उसे आसमान में जैसे चाहे फैला देता है 
और फिर वह उसे विभिन्न टुकड़ों में 
परिवर्तित कर देता है । फिर तू देखता 
है कि उसके बीच में से बारिश 
निकलती है। फिर जब वह अपने भक्तों 
में से जिसको चाहे यह (भलाई) 


NE पारः 27 


CMTE UCL 


०३०७० ०७६२० Ys 


OCR 45 | 52.2 


NOELIA NEE) 
© 53 is i ह a 


alesis 
[etek as (७ | ExT] ७2%; र 5264 5 
E |99)-| RHIC 
CES 

(0७५० 22-36: DO 25349 


Ze 


Pe श्र 2 SENS atii’s ARI” 


सूरः 30, अर-रूम 


पहुँचाता है तो तुरंत वे ख़ुशियाँ मनाने 
लगते हैं ।49। 

हालाँकि इससे पूर्व कि वह (पानी) उन 
पर उतारा जाता, वे उसके आने से 
निराश हो चुके थे ।50।* 

अतः तू अल्लाह की कृपा के चिह्णाँं पर 
दृष्टि डाल । कैसे वह धरती को उसके 
मरने के पश्चात जीवित करता है । 
निःसन्देह वही है जो मुर्दो को जीवित 
करने वाला है । और वह प्रत्येक वस्तु 
पर जिसे वह चाहे, स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।5!। 

और यदि हम कोई ऐसी हवा भेजें 
जिसके परिणामस्वरूप वे उस 
(हरियाली) को पीला होता हुआ देखें 
तो उसके पश्चात वे अवश्य कृतघ्नता 
करने लगेंगे ।52। 

अतः तू निःसन्देह मुर्दो को नहीं सुना 
सकता । और न बहरों को (अपनी) 
बात सुना सकता है जब वे पीठ फेरते 
हुए चले जाएँ ।53। 

और न तू अन्धों को उनके भटक जाने के 
पश्चात्‌ मार्ग दिखा सकता है । तू केवल 
उसे सुना सकता है जो हमारी आयतों 


पर ईमान ले आए । अतः वही 2 


E ned द्र 
= 6 R\ 2७ 
A 


आज्ञाकारी लोग हैं ।54। (रुकू -छु-) 


पारः 27 


Ex fn 


SER 30] 
GSEs SEBS 
Fi ESCs pl Wisi 
CSN CNS | 

Bsc dss Sy 


[seas dsl sales CCA 


ZT 


| | SESE AN (| bs 


GL SBIR Eos 


अरबी शब्द क़ब्लिही के इस अर्थ के लिए देखें - अल-मुन्जिद और अल मु'जमुल वसीत । 


alate 
CO 


आयत सं. 49 से 5। : यहाँ समुद्र से स्वच्छ पानी के वाष्प के रूप में उठने और फिर ऊँचे पर्वतों से 


टकरा कर स्वच्छ जल के रूप में निचली धरती की ओर बहने का वर्णन है जिससे धरती जीवित होती 
है । यदि अल्लाह तआला की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था जारी नहीं की जाती तो धरती पर किसी 
प्रकार के जीवन के चिह्लों का पाया जाना असंभव था । 


सूरः 30, अर-रूम 


अल्लाह वह है जिसने तुम्हें एक दुर्बल 
(अवस्था) से पैदा किया । फिर दुर्बलता 
के पश्चात्‌ (उसने) शक्ति प्रदान की । ‡ 
फिर शक्ति के पश्चात (पुनः) दुर्बलता र 
और वृद्धावस्था पैदा कर दी । वह जो १ 
चाहता है पैदा करता है । और वह स्थायी 
ज्ञान रखने वाला (और) स्थायी सामर्थ्य 
रखने वाला है ।55। 

और जिस दिन कयामत प्रकट होगी 
अपराधी लोग क़समें खाएँगे कि (संसार 
में) वे एक घड़ी से अधिक नहीं रहे । 
इसी प्रकार वे (पहले भी) भटका दिए 
जाते थे ।56। 

और जिन लोगों को ज्ञान और ईमान 
दिया गया, कहेंगे कि निःसन्देह तुम 
अल्लाह की पुस्तक के अनुसार 
पुनरुत्थान के दिन तक रहे हो । और 
यही है पुनरुत्थान का दिन । परन्तु तुम 
ज्ञान नहीं रखते ।57। 


अतः उस दिन जिन लोगों ने अत्याचार 
किया उनको उनकी क्षमायाचना कोई 
लाभ नहीं देगी । और न ही उनसे बहाना 
स्वीकार किया जाएगा ।58। 

और निःसन्देह हमने मनुष्यों के लिए 
इस कुरआन में प्रत्येक प्रकार के 
उदाहरण वर्णन कर दिए हैं । और यदि 
तू उनके पास कोई चिह ले कर आए तो 
जिन लोगों ने इनकार किया, निःसन्देह 
वे कहेंगे कि तुम (लोग) तो केवल झुठे 
हो ।59। 


Ne [50 ॥[द+ nee 


पारः 27 
EPI YTV) 
~RZ 2 Cs 272 
Sol 
09७ 32) ह 3A) | > 99०92 5 
570 EG +, 6 ~ 
SEAS EEG 
99555 


45859 SN STAMOS 
CADENA PCr 
pA TS ANE 
OOS Y 


7 ~ 537° 


ues AT 5 2 5 § ° 
| i (८६2 3 2585४ 
Clopesinbe ०५३ >७ 22५ 


RI 


COALS EE Sods 
OSE IS 


R27 5 


८9 Os YI SSO aS Oa 


सूरः 30, अर-रूम ]]} पारः 2 


इसी प्रकार अल्लाह उन लोगों के दिलों ~ C3 2228 i 4) Es si 


पर मुहर लगा देता है जो ज्ञान नहीं 5 
रखते ।60। Cr 


अतः धैर्यं धर । अल्लाह का वादा 38५ 2०६६ 05 228॥ val 

EF US &) hoe 
निःसन्देह सच्चा है । और वे लोग जो 7 र . Fe 
विश्वास नहीं रखते वे कदापि तुझे & O05 ४ YER 
महत्वहीन न समझें ।6।। (रुकू -6-) 


[|| 
3- सूरः लुक़मान 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 35 आय तें हैं । 

इस सूरः का आरम्भ भी अलिफ़-लाम-मीम से होता है और इन खण्डाक्षरों से 
आरम्भ होने वाली सबसे पहली सूरः अल बकर: के विषयवस्तुओं की इस में नये ढंग से 
पुनरावृत्ति की गई है । अल किताब (अर्थात्‌ एक विशेष पुस्तक) के अवतरण का जिस 
प्रकार सूरः अल्‌-बक़र: के आरम्भ में वर्णन है इस सूर: के आरम्भ में भी उस पुस्तक में 
निहित अल्लाह तआला की ओर से उतरने वाली हिदायत का वर्णन है । परन्तु यहाँ इस 
विषयवस्तु को इस पहलू से बहुत आगे बढ़ा दिया गया है कि वहाँ तक़वा के आरम्भिक 
भाव के अनुसार इस पुस्तक ने उन लोगों के लिए हिदायत बनना था जो सत्य को सत्य 
कहने का सहास रखते हों । परन्तु यहाँ इस पुस्तक से उनको हिदायत प्रदान करने का 
दावा किया गया है जो तक़वा के दर्जा में बहुत आगे बढ़ कर मुहसिन (परोपकारी) बन 
चुके हों । इससे आगे हिदायत के जितने भी अनगिनत पड़ाव हैं हिदायत का यह अक्षय 
स्रोत उनको भी सींचता रहेगा । 

इस सूरः में एक बार फिर इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अल्लाह तआला की 
बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनको तुम अपनी आँखों से देख नहीं सकते । जैसा कि 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति । तो फिर खाली आँखों से इन शक्तियों के उत्पन्न करने वाले को 
कैसे देख सकोगे ? 

हज़रत लुक़मान अलै. लोगों में बड़े विवेकशील प्रसिद्ध थे । इस सूरः में अलिफ़- 
लाम-मीम शब्द के पश्चात्‌ अल किताब के साथ अल हकीम शब्द है जिस से ज्ञात 
होता है कि अब विवेकशील लुक़मान के हवाले से विवेकपूर्ण बातों को विभिन्न चरणों में 
वर्णन किया जाएगा । उनकी विवेकपूर्ण बातों में से सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 
अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि वह कभी अल्लाह के साथ किसी को समकक्ष न 
ठहराए । फिर इस सूरः में माता पिता के साथ सद्‌-व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है । 
क्योंकि वे बच्चों के पैदा होने का एक प्रत्यक्ष माध्यम बनने के कारण प्रतिबिब स्वरूप 
रब्ब से समानता रखते हैं । इसके पश्चात्‌ यह ताकीद की गई कि यदि शिर्क के मामूली से 
मामूली विचार भी तुम्हारे दिल में उत्पन्न हुए तो उस सर्वज्ञ और तत्त्वज्ञ अल्लाह को 
उनका ज्ञान हो जाएगा जो धरती और चट्टानों में छिपे हुए राई के बराबर दानों का भी 
ज्ञान रखता है और ख़बीर (अर्थात्‌ खूब जानकार) भी है । यहाँ शब्द ख़बीर से इस ओर 
संकेत है कि वह उनके भविष्य की भी ख़बर रखता है कि उनका अन्त कैसा होगा । 

इसके पश्चात्‌ नमाज़ को क़ायम करने का वह प्रमुख्य आदेश दिया गया है जो 


| 


सूरः अल्‌ बक़र: के आदेशों में से सबसे पहला आदेश है । मोमिन के जीवन का आधार 
पूर्णतया नमाज़ के क़ायम करने पर ही है । और सत्कर्म करने और असत्कर्म से रुकने का 
सामर्थ्य नमाज़ को क़ायम करने के परिणाम स्वरूप ही मिलता है । परन्तु मनुष्य की यह 
अवस्था है कि उसे नेकी करने का सामर्थ्य अल्लाह ही की ओर से मिलता है । फिर भी 
वह दूसरे मनुष्यों पर छोटी-छोटी बड़ाइयों के कारण अहंकार से अपने गाल फुलाने 
लगता है । अतः उसको विनम्रता की शिक्षा दी गई कि धरती में विनम्रता के साथ चलो 
और अपनी आवाज़ को भी धीमा रखो । 

इसके पश्चात्‌ मनुष्य को कृतज्ञता प्रकट करने की ओर ध्यान दिलाया गया है 
जो इस सूरः में सर्वाधिक महत्व रखता है । बार-बार हज़रत लुक़मान अलै. अपने पुत्र 
को कृतज्ञ बनने का उपदेश करते हैं । अत: हज़रत लुक़मान अलै. को जो तत्वज्ञान 
प्रदान हुआ उसका केन्द्रबिन्दु अल्लाह की कृतज्ञता है जिससे उनके उपदेश का 
आरम्भ होता है । 

अल्लाह तआला की नेमतों का तो कोई अंत ही नहीं, जिसने धरती और आकाश 
और उसमें छिपी समस्त शक्तियों को मनुष्य के विकास के लिए सेवा पर लगा दिया । 
यहाँ तक कि ब्रह्माण्ड के छोर पर स्थित गेलेक्सीज़ (आकाश गंगाएँ) भी मनुष्य में छिपी 
शक्तियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डाल रही हैं । परन्तु फिर भी लोगों में से ऐसे भी 
हैं जो इस ब्रह्माण्ड के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते । अपनी अज्ञानता के बावजूद बढ़- 
बढ़ कर अल्लाह तआला पर बातें बनाते हैं | उनके पास न कोई हिदायत है और न कोई 
उज्ज्वल पुस्तक है जिसमें शिर्क की शिक्षा दी गई हो । 

यहाँ पर उज्ज्वल पुस्तक कह कर इस भ्रांति का निराकरण कर दिया गया कि 
मूर्तिपूजक अपनी बिगड़ी हुई आस्था को प्रमाणित करने में कुछ पुस्तकें प्रस्तुत करते हैं 
जैसा कि वेदों का हवाला दिया जाता है । परन्तु वेद तो कोई भी उज्ज्वल प्रमाण नहीं 
रखते बल्कि और भी अधिक अन्धकारों की ओर मनुष्य को धकेल देते हैं । 

ब्रह्माण्ड में अल्लाह तआला की विवेकशीलता और कुदरत के जो रहस्य फैले पड़े 
हैं उन को कोई लिपिबद्ध नहीं कर सकता । यहाँ तक कि समस्त समुद्र यदि स्याही बन 
जाएँ और सारे वृक्ष लेखनी बन जाएँ तो समुद्र शुष्क हो जाएँगे और लेखनी समाप्त हो 
जाएँगी परन्तु अल्लाह तआला के रहस्यों का वर्णन अभी बचा रहेगा । 

इसके पश्चात एक ऐसी आयत (संख्या 29) आती है जो मनुष्य जन्म के रहस्यों 
पर से अद्‌भुत रंग में पर्दा उठाती है । मनुष्य को बताया गया है कि यदि वह माँ की कोख 
में बनने वाले भ्रूण पर विचार करे कि वह उत्पत्ति के किन-किन पड़ावों में से गुज़रता है 
तो उसे अपने जन्म के आरम्भ के रहस्यों का कुछ ज्ञान हो सकता है । अतः वैज्ञानिक 


[|| 


विश्वसनीय ढंग से यह वर्णन करते हैं कि गर्भ के आरम्भ से लेकर भ्रूण की परिपक्वता 
तक उसमें वह सारे परिवर्तन होते रहते हैं जो जीवन के आरम्भ से लेकर विकास के सारे 
चरणों की पुनरावृत्ति करते हैं | यह एक बहुत ही विस्तृत और गहरा विषयवस्तु है जिस 
पर सभी जानकार वैज्ञानिक सहमत हैं । अल्लाह ने कहा कि यह तुम्हारा पहला जन्म है । 
जिस प्रकार एक तुच्छ कीड़े से उन्नति करते हए तुम मानवीय योग्यताओं की चरम सीमा 
तक पहुँचे । इसी प्रकार तुम अपने नए जन्म में क़यामत तक इतनी उन्नति कर चुके होगे 
कि उस पूर्णांग आकृति के समक्ष मनुष्य की वही हैसीयत होगी जैसे मनुष्य के मुकाबले 
पर उस तुच्छ कीट की थी जिससे जीवन का आरम्भ किया गया। 

इस सूरः का अंत इस घोषणा पर हुआ है कि वह घड़ी जिसका उल्लेख किया गया 
है कि जब मनुष्य मृतावस्था से उस पूर्णावस्था रूप में दोबारा उठाया जाएगा, जिसका 
ज्ञान केवल अल्लाह ही को है, वह कब और कैसे होगी । और इसी प्रकरण में उन दूसरी 
बातों का भी वर्णन किया गया जिनका केवल अल्लाह तआला को ही ज्ञान है और मनुष्य 
को इस ज्ञान में से कुछ भी प्राप्त नहीं । वह बातें ये हैं कि आकाश से जल कब और कैसे 
बरसेगा और माताओं के कोख में क्या चीज़ है जो पल रही है । और मनुष्य आने वाले 
कल में क्या कमाएगा और धरती में उसकी मृत्यु किस स्थान पर होगी । 

यहाँ एक सन्देह का निराकरण आवश्यक है । आज कल के विकसित युग में यह 
दावा किया जा रहा है कि नए उपकरणों की सहायता से ज्ञात हो सकता है कि माँ के पेट 
में क्या है । यहाँ तक कि अब यह भी ज्ञात हो सकता है कि वह माँ के पेट में पलने वाला 
बच्चा स्वस्थ है या जन्मजात रोगी है । लड़का है अथवा लड़की । परन्तु सटीकता के इस 
दावा के बावजूद वे कदापि विश्वास पूर्वक नहीं कह सकते कि माँ के पेट में पलने वाला 
बच्चा अपंग है या नहीं । केवल एक भारी संभावना की बात करते हैं । इस प्रकार उनकी 
यह भविष्यवाणी भी कई बार ग़लत प्रमाणित हुई है कि पैदा होने वाला बच्चा बेटा है या 
बेटी । कई बार लोगों के देखने में यह बात आ रही है कि प्रसूति-विज्ञान के जानकार 
एक बच्चे के जन्मजात दोष का बड़े विश्वासपूर्वक वर्णन करते हैं परन्तु जब बच्चा पैदा 
होता है तो उस दोष से रहित होता है । इसी प्रकार कई बार बड़े विशवास के साथ कहा 
जाता कि लड़की पैदा होगी परन्तु लड़का पैदा हो जाता है । इसी प्रकार लड़के का दावा 
किया जाता है और लड़की पैदा होती है । यह बात आए दिन देखने में आती है । 


त्त्र 


सूरः 3।, लुक़मान 


, Se & 
tS 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
अनल्लाहु आ'लमु : मैं अल्लाह सबसे 
अधिक जानने वाला हूँ ।2। 


ये ज्ञानपरक पुस्तक की आयते हैं ।3। 


सत्कर्म करने वालों के लिए हिदायत 
और करूणा हैं ।4। 

वे लोग जो नमाज़ को क़ायम करते हैं 
और ज़कात देते हैं और वे परलोक पर 
भी अवश्य विश्वास रखते हैं ।5। 

यही वे लोग हैं जो अपने रब्ब की ओर से 
हिदायत पर (स्थित) हैं । और यही वे 
लोग हैं जो सफल होने वाले हैं ।6। 

और लोगों में से ऐसे भी हैं जो व्यर्थ बात 
का सौदा करते हैं ताकि बिना किसी 
ज्ञान के अल्लाह के मार्ग से (लोगों को) 
पथभ्रष्ट कर दें । और उसे हास्यास्पद 
बना लें । यही वे लोग हैं जिनके लिए 
अपमानित कर देने वाला अज़ाब 
(निश्चित) है ।7। 

और जब उस पर हमारी आयतों का 
पाठ किया जाता है तो वह अहंकार 
करते हुए पीठ फेर लेता है । मानो 
उसने उन्हें सुना ही न हो । जैसे 
उसके दोनों कानों में (बहरा कर देने 
वाला) एक बोझ हो । अतः उसे 


OA LD 


oo 


® Pe ०३ ? EI २, 
OSE A 


ee i; ट्टे ~< PE ~ IRIMARZ? | 
5%} | 059 go Ose We | 
L a 5 53 2 ++ . ब 5 ~ 

००७४ ४-०० १:2५ sh) 

ड) Et > » 42 w S23 ks EI 
५3 ESSE IES BC 93 | 
OO ae) ५ or > » 


, 2 i S a 5% 2 क ७ 27 \} ~ ~ 
od SPSS 
~ ~ कट ° CF 5% 

ig द 

ड > ॥, 

८ 35 ह | te 22 sr 5 ० Bs 
ele \ c x) x) ०.७) | _ | => | 
हट ~ 28007, 2 ००%, ६ 2 ०, 
Z ~ ~ ना ला etd 


~ 


ड <] A +2 ls Zio 

4 Ls | 92 Ls SC) 
Fs | x 

Og IIE 


सूरः 3।, लुक़मान 


पीड़ाजनक अज़ाब का शुभ-समाचार दे 
दे ।8। 
निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाए और 
नेक कर्म किए उनके लिए नेमत वाले 
स्वर्ग हैं ।9। 
वे सदा उनमें रहेंगे । (यह) अल्लाह का 
सच्चा वादा है । और वह पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) परम विवेकशील है ।।0। 
उसने आसमानों को बिना ऐसे स्तम्भों 
के बनाया जिन्हें तुम देख सको और 
धरती में पर्वत बनाए ताकि तुम्हें खुराक 
उपलब्ध करें और उसमें प्रत्येक प्रकार के 
चलने वाले प्राणी उत्पन्न किए । और 
आसमान से हमने पानी उतारा और इस 
(धरती) में प्रत्येक प्रकार के उत्तम जोड़े 
उगाए ।।]। 
यह है अल्लाह की सृष्टि । अतः मुझे 
दिखाओ कि वह है क्या जिसे उसके 
सिवा दूसरों ने उत्पन्न किया है ? 
वास्तविकता यह है कि अत्याचार करने 
वाले खुली -खुली पथभ्रष्टता में हैं ।।2। 
(रुकू + 6 ) 
और निःसन्देह हमने लुक़मान को 
तत्त्वज्ञान प्रदान किया था (यह कहते 
हुए) कि अल्लाह का कृतज्ञता प्रकट 
कर और जो भी कृतज्ञता प्रकट करे 
तो वह केवल स्वयं की भलाई के 
लिए ही कृतज्ञता प्रकट करता है । 
और जो कृतघ्नता करे तो निःसन्देह 
अल्लाह निस्पृह है (और) बहुत स्तुति 
योग्य है ।3। 


AME CN) 
ede le 
OAS Sa) 
HS SHE DANE 
८:३०७५५००० ५०४: _ ०४४३ 
649: 575 SST Beles 


DRIES 


gba sis 
~ Fe ५ uk + 5 2 > ५5 
OA OE a 
) 
कै 


&६ ~~ 


५ SYS SAE 


सूरः 3।, लुक़मान 


और जब लुक़मान ने अपने पुत्र से 
कहा, जब वह उसे नसीहत कर रहा 
था कि हे मेरे प्यारे पुत्र ! अल्लाह के 
साथ (किसी को) साझीदार न बना । 
निःसन्देह शिर्क एक बहुत बड़ा 
अत्याचार है ।4। 

और हमने मनुष्य को उसके माता-पिता 
के पक्ष में पक्की नसीहत की । उसकी 
माँ ने उसे कमज़ोरी पर कमज़ोरी (की 


अवस्था) में उठाए रखा । और उसका E 
दूध छुड़ाना दो वर्षो में (पूर्ण) हुआ । - 


(उसे हमने यह पक्की नसीहत की) कि 
मेरी कृतज्ञता प्रकट कर और अपने 
माता-पिता को भी । मेरी ओर ही 
(तुम्हे) लौट कर आना है ।!5। 

और यदि वे दोनों भी तुझ से झगड़ा 
करें कि तू मेरा साझीदार ठहरा 
जिसका तुझे कोई ज्ञान नहीं तो उन 
दोनों की आज्ञा का पालन न कर । 
और उन दोनों के साथ सांसारिक रीति 
के अनुसार मेलजोल जारी रख । और 
उस के मार्ग का अनुसरण कर जो मेरी 
ओर झुका । फिर मेरी ओर ही 
तुम्हारा लौट कर आना है । फिर मैं 
तुम्हे उससे अवगत कराऊँगा जो तुम 
करते रहे हो ।6। 

हे मेरे प्यारे पुत्र ! निःसन्देह यदि राई के 
दाने के समान भी कोई वस्तु हो, फिर 
वह किसी चट्टान में (दबी हुई) हो 
अथवा आसमानों या धरती में कहीं भी 
हो, अल्लाह उसे अवश्य ले आएगा । 


|| पारः 27 


TOT RE EEE 


~ 


ries Bl) 


Fs DR) FR 
EAE MSY ss 


i 
Cy) 
६ 
२° ~ 


Hg Es 
toe > 7 td oT Ys ४ 7 EI ६९ 
FAL ASS Aci 
s&s Bsa 
pC FS वा 8 


सूरः 3।, लुक़मान 


निःसन्देह अल्लाह बहुत सूक्ष्मद्रष्टा 
(और) ख़बर रखने वाला है ।।7। 

हे मेरे प्यारे पुत्र ! नमाज़ को क़ायम कर 
और अच्छी बातों का आदेश दे और 
अप्रिय बातों से मना कर और उस 
(विपत्ति) पर धैर्य धर जो तुझे पहुँचे । 
निःसन्देह यह बहुत महत्वपूर्ण बातों में 
से है ।।8। 

और (अहंकार पूर्वक) लोगों के लिए 
अपने गाल न फुला । और धरती में यूँ ही 
अकड़ते हुए न फिर । अल्लाह किसी 
अहंकारी (और) घमण्ड करने वाले को 
पसन्द नहीं करता ।।9। 

और अपनी चाल को संतुलित कर और 
अपनी आवाज़ को धीमा रख । 
निःसन्देह सब से बुरी आवाज़ गधे की 
आवाज़ है ।20। (रुकू -+ ) 


क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि जो भी 
आसमानों और धरती में है (उसे) 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए सेवा पर लगा 
दिया है । और उसने अपनी नेमतें तुम 
पर प्रकट रूप में और अप्रकट रूप में भी 
पूरी की । और मनुष्यों में से ऐसे भी हैं 
जो अल्लाह के विषय में बिना किसी 
ज्ञान या हिदायत अथवा उज्ज्वल पुस्तक 
के झगड़ते हैं ।2।। 

और जब उनसे कहा जाता है कि 
उसका अनुसरण करो जो अल्लाह ने 
उतारा है तो कहते हैं कि इसके बदले 
हम तो उसका अनुसरण करेंगे जिस पर 


|| पारः 27 


Bad shal BC 
b UE ols sl yD 
Cit 


Es) SEES ४३ 
oN SPIE 
SHEE 


2 22 


yo है 5 _ 3 Sos 55 | 3 


\ 


“ee की हो 


ह als 


Gi Aoi BS 
ENG 
re NS EE EES WIS 

448५० 2-५ 2५ 50 ७ 02४५ 0८ 


A 4 SS 75 
i ४३ 
Z Z 


9540 9 022 ANH 
O35 Vleet 5८६४४ 


सूरः 3।, लुक़मान 


हमने अपने पूर्वजों को पाया । क्या इस 
पर भी (वे ऐसा करेंगे) यदि शैतान 
उन्हें भड़कती हुई अग्नि के अज़ाब की 
ओर बुलाए ? ।22| 

और जो भी अपना सारा ध्यान अल्लाह 
की ओर फेर दे और वह उपकार करने 
वाला हो तो उसने निःसन्देह एक 
मज़बूत कड़े को पकड़ लिया । और 
मामले अन्तत: अल्लाह ही की ओर 
(लौटते) हैं ।23। 

और जो इनकार करे तो उसका इनकार 
करना तुझे दुःख में न डाल दे । हमारी 
ओर ही उनका लौट कर आना है । अत: 
हम उन्हें बताएँगे कि वे क्या करते रहे 
हैं। नि:सन्देह अल्लाह सीनों की बातों 
का ख़ूब ज्ञान रखने वाला है ।24। 

हम उन्हें थोड़ा सा अस्थायी लाभ 
पहुँचाएँगे । फिर उन्हें एक अत्यन्त 
कठोर अज़ाब की ओर विवश करके ले 
जाएँगे ।25। 

और यदि तू उनसे पूछे कि किसने 
आसमानों और धरती को पैदा किया 
है? तो वे अवश्य कहेंगे : अल्लाह ने । 
तू कह दे कि समस्त प्रशंसा अल्लाह ही 
के लिए है । परन्तु उनमें से अधिकतर 
ज्ञान नहीं रखते ।26। 

अल्लाह ही का है जो आसमानों में है 
और धरती में है । नि:सन्देह अल्लाह ही 
निस्पृह (और ) प्रशंसा का पात्र है ।27। 
और धरती में जितने वृक्ष हैं यदि सब 
लेखनी बन जाएँ और समुद्र (स्याही बन 


il sBybs 55 


), 
~ 


पारः 27 


OHNE) BSE 


2 Dd 


(22७ 9 a) (3 | A 9 FU (635 
SIEGE SEES 


OYE 


Ul 35 DDSI ns 
WO SCE ८५ se eg 


©) 32) | -y ils 


AAYZ 
SER 


NF 


+ | 5 ह ग > 5 P| al [i yy) पक 
००१०-३३ ३५०७ ३ FS MEINE 
+ A So Ed र 

450 dls 


ARAL STR 


OO Ya FS || 


PNG 6a 
© | i | 4 (A 4 } | 5 


YG ES Hs 


सूरः 3।, लुक़मान 


जाए और) इसके अतिरिक्त सात समुद्र 
भी उसकी सहायता करें तब भी अल्लाह 
के वाक्य समाप्त नहीं होंगे । नि:सन्देह 
अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है ।28। 

तुम्हारा जन्म और तुम्हारा दोबारा 
उठाया जाना केवल एक जीव (के जन्म 
और उठाए जाने) के समान है 
निःसन्देह अल्लाह बहुत सुनने वाला 
(और) गहन दृष्टि रखने वाला है ।29। 
क्या तूने ध्यान नहीं दिया कि अल्लाह 
रात को दिन में प्रविष्ट करता है और 
दिन को रात में प्रविष्ट करता है और 
उसने सूर्य और चन्द्रमा को सेवा पर लगा 
दिया है । हर कोई अपनी निर्धारित 
अवधि की ओर अग्रसर है । और (याद 
रखो) कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह 
उससे सदा अवगत रहता है ।30। 

यह इस कारण है कि नि:सन्देह अल्लाह 
ही है जो सत्य है और जिसे वे उसके सिवा 
पुकारते हैं वह असत्य है । और अल्लाह 
ही बहुत ऊँची शान वाला (और) बहुत 
बड़ा है ।3!। (रुकू न) 

क्या तूने ध्यान नहीं दिया कि समुद्र में 
नौकाएँ अल्लाह की नेमत के साथ 
चलती हैं ताकि वह अपने चिह्लों में से 
तुम्हें कुछ दिखाए । इसमें निःसन्देह 
प्रत्येक बहुत धैर्यशील (और) बहुत 
कृतज्ञ के लिए चिल्ल हैं ।32। 

और जब उन्हें लहर छावों की भाँति ढाँप 
लेती है, वे (अपनी) आस्था को अल्लाह 


|| पारः 27 
25565 8 RG 5 ५६ 
00) aE sss sl 

OSH) 

Uris Vie NsieiiG 


OFS ENS Fol 


SIGE SMES 
OH AI ५ 2७) E 
674 Ri ह El ~ | 


७ 


5&#<5 5८85 BN 

(| ii ~ अप व sz } 2 Uf 

४ WES GSLs 
£ rh ~ 
df OAS 
Y नी 


DAVES SINS] 
OE ISHII 


ses RE 


सूरः 3।, लुक़मान 


के लिए विशुद्ध करते हए उसे पुकारते 
हैं। फिर जब वह उन्हें बचाकर स्थल 
भाग की ओर ले जाता है तो उनमें से 
कुछ (ऐसे भी होते) हैं जो मध्यमार्ग 
अपनाने वाले हैं | और हमारी चिह्नों का 
इनकार केवल वही करता है जो खूब 
धोखेबाज़ (और) बड़ा कृतघ्न है ।33।* 
हे लोगो ! अपने रब्ब का तक़वा धारण 
करो और उस दिन से डरो जिस दिन 
पिता अपने पुत्र के काम नहीं आएगा, न 
पुत्र अपने पिता के कुछ काम आएगा । 
निःसन्देह अल्लाह का वादा सच्चा है । 
अतः तुम्हें सांसारिक जीवन कदापि 
धोखे में न डाले । और तुम्हें अल्लाह के 
विषय में धोखेबाज़ (शैतान) कदापि 
धोखा न दे सके ।34। 

निःसन्देह अल्लाह ही है जिसके पास 
कयामत का ज्ञान है । और वह बारिश 
को उतारता है । और जानता है कि 
गर्भाशयों में कया है । और कोई 
जीवधारी नहीं जानता कि वह कल 
क्या कमाएगा । और कोई जीवधारी 
नहीं जानता कि किस धरती में वह 
मरेगा । निःसन्देह अल्लाह स्थायी ज्ञान 
रखने वाला (और) सदा अवगत रहने 
वाला है ।35। (रुकू न) 


ale 
CO 


| पारः 27 
(3 | pe Us ens EU CERES FO 
[ene Z 2 Ss £ Acido? 5 

8295 ELS yl 
CSE FONG 
$Y १२२५ (# -2) SY 
Baad Essie ५: # 
“| ESSE 


७555-४5, 
(553 AEN Ae ०5 40 6) 
‘be र 4 T BR ~ EC OS] ०८ 
fF 3Y 3 G OE] | 
*। ५: CR ~ ie 5 62 
42 pi sy Shs 


७ 


किक 52g Jol te 2 2% 
ga U2) | (2७ Uo CS) & 
£ 


& ८3 [re Fe 9४ ५ 


)४ 


\—— 


इस आयत में मनुष्यस्वभाव का यह महत्वपूर्ण विषय उल्लेख हुआ है कि जब समुद्र के तूफ़ान में फंस 


जायें तो चाहे नास्तिक हों अथवा अनेकेश्‍वरवादी, उस समय सब एक अल्लाह (आराध्य) ही को 
पुकारते हैं । और जब वह उन्हें बचा लेता है तो फिर वे अपनी पहली अवस्था की ओर लौट जाते हैं । 
ऐसे तूफ़ानों में फंसे हए जिन लोगों का यहाँ वर्णन है उनमें मध्यमार्ग अपनाने वाले अपवाद हैं । वे 
स्थल भाग पर पहुँच कर भी अल्लाह को नहीं भुलाते । 


|| 
32- सूरः अस-सज्दः 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 3। आयते हैं । 

इस सूर: के आरम्भ पर खण्डाक्षर अलिफ़-लाम-मीम (अर्थात मैं अल्लाह खूब 
जानने वाला हूँ) पिछली सूरः की अन्तिम आयतों से इस सूरः के सम्बन्ध को स्पष्ट कर 
रहे हैं । पिछली सूर: की अन्तिम आयतों में यह उल्लेख किया गया था कि बहुत सी ऐसी 
बातें हैं जिनका ज्ञान सिवाए अल्लाह के किसी की नहीं और मैं अल्लाह खूब जानने 
वाला हुँ के दावे में बिल्कुल वही बात दोहराई गई है । 

इसके पश्चात्‌ धरती और आकाश के रहस्यों का एक बार फिर वर्णन किया गया 
है जिनको अल्लाह तआला के अतिरिक्त कोई नहीं जानता । फिर एक ऐसी आयत है 
जो आश्चर्यजनक रूप में ब्रह्माण्ड की आयु का राज़ खोल रही है । अल्लाह तआला का 
कथन है कि अल्लाह का एक दिन तुम्हारी गणनानुसार एक हज़ार वर्ष के समान है । 
मनुष्य की गणना के अनुसार यदि एक वर्ष के दिनों को एक हज़ार वर्षों से गुणा किया 
जाए तो जो आंकड़ा बनता है इस पवित्र आयत में उसका वर्णन मौजूद है । एक और 
आयत (सूरः अल मआरिज आयत : 5) में अल्लाह तआला ने कहा है कि अल्लाह का 
दिन पचास हज़ार वर्ष के समान है । अत: इस दिन को यदि एक हज़ार वर्ष वाले दिन के 
साथ गणितीय आधार पर गुणा किया जाए तो लगभग बीस अरब वर्ष बनते हैं । और 
वैज्ञानिकों के मतानुसार भी इस ब्रह्माण्ड की आयु अठ्रारह से बीस अरब वर्ष तक है । 
इसी आधार पर अल्लाह तआला ने एक बार फिर घोषणा की है कि अदृश्य और दृश्य 
विषय का ज्ञान रखने वाला वही अल्लाह है जिसने प्रत्येक वस्तु की सर्वोत्तम ढंग से 
उत्पत्ति की है । आश्चर्यजनक बात यह है कि यह सारी उत्पत्ति साधारण मिट्टी से की 
गई । इसके पश्चात्‌ फिर उत्पत्ति के अन्य चरणों का उल्लेख हुआ है जिनमें से भ्रूण को 
माँ की कोख में गुज़रना पड़ता है । 

इसके पश्चात फिर दोबारा जी उठने पर लोगों की शंका का उल्लेख करके एक नई 
बात वर्णन की गई कि प्रत्येक मनुष्य का मलकुल मौत (मृत्यु का फरिश्ता) अलग है जो 
उसके रोगों और सूक्ष्म शारीरिक दोषों का ज्ञान रखते हुए बिल्कुल सही निर्णय करता है 
कि इसकी जान कब ली जानी चाहिए ? यहाँ फिर पिछली सूरः की अन्तिम आयत वाली 
विषयवस्तु को ही एक नए रंग में वर्णन कर दिया गया है । 

इस सूरः के अन्तिम रुकू में हज़रत मूसा अलै. के प्रसंग के साथ एक बार फिर 
अलिफ़-लाम-मीम वाली विषयवस्तु की पुनरावृत्ति करते हुए यह कहा गया कि उस 
(अल्लाह) की भेंट के विषय में संदेह में न पड़ । कुछ व्याख्याकारों के अनुसार यहाँ 


EN 


अल्लाह तआला से भेंट करने का वर्णन नहीं है बल्कि हज़रत मूसा अलै. से हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की भेंट का वर्णन है । यदि यह अर्थ मान भी लिए 
जाएँ तो ज़ाहिर है कि यह वह भेंट नहीं जो क़यामत के दिन सब नबियों से होगी बल्कि 
यहाँ पर विशेष रूप से उस भेंट का वर्णन है जो मे राज के समय हज़रत मूसा अलै. से 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की हुई और नमाज़ों के बारे में हज़रत मूसा अलै. ने एक परामर्श 
दिया जिसका विवरण मे राज वाली घटना में उल्लेख है । 

इस सूरः की अन्तिम आयत में हज़रत मुहमम्द सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
शत्रुओं और कष्ट देने वालों से विमुख हो जाने का आदेश दिया गया है । 


ज्र 


SY ज८ स एरर 


पूः 
SA A A NH HN MN 











xR ३ का है. / 
बे डे! हेड बेड 


६ < अद 

अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
अनल्लाहु आ'लमु : मैं अल्लाह सबसे 
अधिक जानने वाला हूँ ।2। 

सर्वथा सम्पूर्ण ग्रंथ का उतारा जाना, 
इसमें कोई संदेह नहीं कि, समस्त लोकों 
के रब्ब की ओर से है ।3। 

कया वे कहते हैं कि उसने उसे असत्य 
रूप से गढ़ लिया है ? बल्कि वह तो तेरे 
रब्ब की ओर से सत्य है । ताकि तू ऐसे 
लोगों को सतर्क करे जिन की ओर तुझ 
से पूर्व कोई सतर्ककारी नहीं आया । हो 
सकता है कि वे हिदायत पाएँ ।4। 
अल्लाह वह है जिसने आसमानों और 
धरती को और जो कुछ उन दोनों के 
मध्य है छः युगों में पैदा किया । फिर 
वह अर्श पर आसीन हुआ । उसे छोड़ 
कर न तुम्हारा कोई मित्र है न कोई 
सिफ़ारिश करने वाला । फिर क्या तुम 
सीख नहीं लेते ? ।5। 

वह (अपने) निर्णय को योजना के साथ 
आकाश से धरती की ओर उतारता है । 
फिर वह एक ऐसे दिन में उसकी ओर 
उठता है जो तुम्हारी गणना के अनुसार 
एक हज़ार वर्ष के समान होता है ।6। 
यह वह है जो अदृश्य और दृश्य को 
जानने वाला है, जो पूर्ण प्रभुत्व 





6 

25७ 5 SiS 
SERS NEC 
CSCI Busi pei Ao eve 
OO oe 


CTS FON CPS ERY 
७४०४४ ged 
245 25675 ISSG 5 :«| 


नः 


803% ८ JG f हें Se 


DANO INO N53 
TZ 4 6 ~ (३ 4 FRX GE 
9 Ba ) ०2 3% | २ ही 


> द Dre हिंद. Ww oe + द 
2 करन 7 UL) ~ (ड EE | < | 
* & 5 ® 
> 2‘ | ~| ^ >> 


सूरः 32, अस-सज्दः 


वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।7। 

वही जिसने प्रत्येक वस्तु को जिसे उसने 
पैदा किया, बहुत अच्छा बनाया और 
उसने मनुष्य की उत्पत्ति का आरम्भ 
गीली मिट्टी से किया ।8। 

फिर उसने उसकी नस्ल को एक तुच्छ 
जल के निचोड़ से तैयार किया ।9। 

फिर उसने उसे ठीक-ठाक किया और 
उसमें अपनी रूह फूँकी और तुम्हारे लिए 
उसने कान और आँखें और दिल बनाए । 
बहुत थोड़ा है जो तुम कृतज्ञता प्रकट 
करते हो ।।0। 

और वे कहते हैं कि क्या जब हम धरती 
में लुप्त हो जाएँगे तो क्या फिर भी हम 
अवश्य एक नई उत्पत्ति में (डाले) 
जाएँगे । वास्तविकता यह है कि वे तो 
अपने रब्ब की भेंट से ही इनकार करने 
वाले हैं ।।।। 

तू कह दे कि मृत्यु का वह फरिश्ता जो 
तुम पर नियुक्त किया गया है तुम्हें मृत्यु 
देगा । फिर तुम अपने रब्ब की ओर 
लौटाए जाओगे ॥2। (रुकू उ ) 

और यदि तू देख ले जब अपराधी अपने 
रब्ब के समक्ष अपने शीश झुकाए हुए 
होंगे (और कहेंगे) हे हमारे रब्ब ! हमने 
देखा और सुन लिया । अतः हमें लौटा दे 
ताकि हम नेक कर्म करें | हम अवश्य 
विश्वास करने वाले (सिद्ध) होंगे ।।3। 
और यदि हम चाहते तो प्रत्येक व्यक्ति 
को उसके (उपयुक्त) हिदायत प्रदान 


Be TTB CYST 
~ bz 


०९३५४ ५०७५१ 2 ILT SSNS 
OIL 


th 
हा 
ti 
tb 
{६ 


सूरः 32, अस-सज्दः 


कर देते परन्तु मेरी ओर से आदेश लागू 
हो चुका है कि मैं नरक को अवश्य सब 
जिन्नों और मनुष्यों से भर दूँगा ।4। 
अतः (अज़ाब) को इस कारण चखो कि 
तुम अपने आज के दिन की भेंट को भुला 
बैठे थे । निःसन्देह हमने (भी) तुम्हें 
भुला दिया है । इसके अतिरिक्त जो तुम 
किया करते थे उसके कारण स्थायी 
अज़ाब को चखो ।।5। 

निःसन्देह हमारी आयतों पर वही लोग 
ईमान लाते हैं जिनको जब उन 
(आयतों) के द्वारा उपदेश दिया जाता है 
तो वे सजदः करते हुए गिर जाते हैं । 
और अपने रब्ब की स्तुति के साथ 
(उसका) गुणगान करते हैं और वे 
अहंकार नहीं करते ।।6। 

उनके पहलू निस्तरों से अलग हो जाते हैं 
(जबकि) वे अपने रब्ब को भय और 
लालसा की अवस्था में पुकार रहे होते 
हैं। और जो कुछ हमने उनको प्रदान 
किया वे उसमें से ख़र्च करते हैं ।।7। 
अतः कोई जीवधारी नहीं जानता कि 
जो कुछ वे किया करते थे, उसके 
प्रतिफल के रूप में उनके लिए आँखों 
की ठंडक स्वरूप क्या कुछ छिपा कर 
रखा गया है ।।8। 

अतः क्या जो मोमिन हो उस जैसा हो 
सकता है जो दुराचारी हो ? वे कभी एक 
समान नहीं हो सकते ।।9। 

जहाँ तक उनका सम्बन्ध है, जो ईमान 
लाए और नेक कर्म किए तो जो वे किया 


[BR 


पारः 27 
LA HE EEN NEE 

ORNS 
Se Bs 
GAC 


६) 53% i 22 कस] Ee | ट्र LX 
2३535 || RHEL 2s) 
252 


2 wT 2“ (६०८ 54% 
+29 ~ en) 9 os Ee 


i 22 = 55 27, 5% 
OOTY 


(mar 


° 5 ७5 ~ 
89555 EAN Id +< 3५४ 
~ 


> xii ER 5” LET ~ 582; PS Tr 
~) 9 Sa 


© न ०.१2 

OY 2) 

हा न 2 प (5 £ 2% है 8] ठ दशक हि J 

LAST ४४४१५ 
Dred Dd 


Z Ee 27 | 2% ६ | {~ E > 
OOS |>५० “२ SES 


हि 


€ EWENSL GOCE] 
' CIR 


उ 


Gra] 


Sables il Gi 


सूरः 32, अस-सज्दः 


पारः 27 


करते थे उसके कारण उनके लिए pe 55६ dd २४-7६ 


(उनकी शान के अनुरूप) आतिथ्य 
स्वरूप ठहरने के उद्यान होंगे ।20। 

और जहाँ तक उन लोगों का सम्बन्ध है 
जिन्होंने अवज्ञा की तो उनका ठिकाना 
आग है । जब कभी वे इरादा करेंगे कि 
उससे निकल जाएँ तो उसी में लौटा दिए 
जाएँगे । और उनसे कहा जाएगा कि उस 
अग्नि के अज़ाब को चखो जिसे तुम 
झुठलाया करते थे ।2।। 

और हम निःसन्देह उन्हें बड़े अज़ाब से 
पहले छोटे अज़ाब में से कुछ चखाएंँगे 
ताकि हो सके तो वे (हिदायत की ओर) 
लौट आएँ ।22। 

और उससे बड़ा अत्याचारी कौन हो 
सकता है जो अपने रब्ब की आयतों के 
द्वारा अच्छी प्रकार से उपदेशित किया 


जाए, फिर भी (वह) उनसे मुख मोड़ ह 


ले? निःसन्देह हम अपराधियों से 
प्रतिशोध लेने वाले हैं ।23। (रुकू 5 ) 
और निःसन्देह हमने मूसा को भी पुस्तक 
प्रदान की । अतः तू उस (अर्थात्‌ 
अल्लाह) की भेंट के विषय में शंका में न 
रह । और उसको हमने बनी इस्राईल के 
लिए हिदायत बनाया था ।24।* 


9-5 395 


5 9 823558 
SHIGE S35 se 3 ६.3 


Asan Da oe श्र 
033 5० ७४। lis Cys 
ला 


~, vet रच ~ 37 
OY 
oe 

rd 


3 3-2 C2 || 9 


ZS ERX 


Dl Es 


88%2355 ५४ IS 


2 ५००2 a 9 
OOF ~ FS Yl 


५ | ~~ 


SNE CA ॥ _4- | Aa) 
Zz > IT Jo” ° (2)! 3 Wee 2 @ 
SSG 


द 


(9) uh Ts Go Di 
i | | श्र 
SISTA MO) 





१ इस आयत का एक अर्थ यह बनता है कि हज़रत मूसा अलै. के साथ भेंट करने के विषय में शंका में न 
रह । सम्भवतः इसमें मे राज की उस घटना की ओर संकेत है जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम हज़रत मूसा अलै. से मिले और फिर बार-बार मिलने का अवसर मिला । यहाँ हज़रत मूसा 
अलै. के प्रसंग में अल्लाह से मिलने का उल्लेख इस लिए किया गया है कि जैसे हज़रत मूसा अलै. को 
तूर पर्वत पर अल्लाह तआला से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उससे कई गुना अधिक हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला का दर्शन प्राप्त हुआ । 


सूरः 32, अस-सज्दः 


अतः जब उन्होंने धैर्य से काम लिया तो 
उनमें से हमने ऐसे इमाम बनाए जो 
हमारे आदेश से हिदायत देते थे । और वे 
हमारे चिल्लो पर विश्वास रखते थे ।25। 
निःसन्देह तेरा रब्ब ही कयामत के दिन 
उनके मध्य उन बातों का फैसला करेगा 
जिनमें वे मतभेद किया करते थे ।26| 
अतः क्या इस बात ने उन्हें हिदायत नहीं 
दी कि हमने उनसे पहले कितनी ही 
जातियाँ तबाह कर दीं जिनके (छोड़े 
हुए) घरों में वे चलते फिरते हैं । 
निःसन्देह इसमें बहुत से चिह्न हैं । फिर 
क्या वे सुनते नहीं ? ।27। 

क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम बंजर 
धरती की ओर पानी को बहाए लिए 
आते हैं । फिर उस (पानी) के द्वारा 


हरियाली उत्पन्न करते हैं जिससे उनके £ 
पशु भी और वे स्वयं भी खाते हैं । फिर * 


क्या वे देखते नहीं ? ।28। 
और वे पूछते हैं कि यदि तुम सच्चे हो 
तो यह विजय कब मिलेगी ? ।29। 


तू कह दे कि जिन लोगों ने इनकार किया 
विजय के दिन उनका इमान लाना 
उनको कोई लाभ न देगा और न वे छूट 
दिए जाएँगे ।30। 

अतः उनसे मुँह मोड़ ले और (अल्लाह के 
निर्णय की) प्रतीक्षा कर । निःसन्देह वे 
भी किसी प्रतीक्षा में बैठे हैं ।3]। 


(रुकू उह ) 


Eh 


पारः 27 


~ 
® 


Ls 


AZ ~ 
2७% ०४७ 


~ 52 ~ >> Wee > 
RCL CY 
“9 7 
~ 
0 


कक 


हि 2 E Tn 2 
806 569 ३४-०८ 
ADE BESO) 

© Osalsy १: Fly 
PCRS EE RFU 
OSES Gig 03ND 


bo ठ i « | | Cid 5455 
~ 2 | 


Cee 


RN (८४५ YEN 
OOF Ys] 


a 
|3 


> 2 i Br 2 सह 52१7 26 
£ SR 
ध €) SERS 


) 


2३7 


pr 


|i 
33- सूरः अल-अहज़ाब 


यह सूरः मदीना में अवतरित हुई है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 74 आयते हैं । 

पिछली सूरः की अन्तिम आयत की विषयवस्तु को इस सूरः के आरम्भ में ही 
प्रस्तुत किया गया है अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आदेश दिया 
गया है कि काफिर और मुनाफ़िक़ तुझे अपनने धर्म से हटाने की चेष्टा करेंगे । तू उनसे 
मुँह मोड़ ले और उन की बात न मान तथा जो कुछ तेरी ओर वहइ की जाती है उसका 
अनुसरण कर । 

आयत संख्या 5 में यह स्थायी सिद्धान्त वर्णन कर दिया गया कि मनुष्य एक ही 
समय में दो भिन्न-भिन्न सत्ता के साथ एक जैसा प्रेम नहीं कर सकता । इस में इस ओर 
संकेत है कि हे नबी ! तेरे दिल में अल्लाह तआला का प्रेम ही अधिक बसा है और दुनिया 
में जिन से तू प्रेम करता है वह केवल अल्लाह के प्रेम के कारण ही करता है । अतएव वह 
हदीस इस विषयवस्तु को स्पष्ट कर रही है जिस में कहा गया है कि यदि तू अल्लाह के 
प्रेम के कारण अपनी पत्नी के मुंह में एक निवाला भी डाले तो यह भी अल्लाह की 
उपासना होगी । 

इसके बाद अरब वासियों की उस कु-रीति का उल्लेख है जो अपने मुँह से अपनी 
पत्नियों को माँ कह दिया करते थे । इस कु-रीति का उच्छेद करते हुए ध्यान दिलाया 
गया है कि माँ और बेटे का सम्बन्ध तो अल्लाह के बनाये विधान के अनुसार ही होता है, 
तुम अपने मुंह से इस सम्बन्ध को कैसे बदल सकते हो । इसी प्रकार यदि किसी को बेटा 
कह कर पुकारा जाए तो वह बेटा नहीं बन सकता । बेटा वही है जो खूनी रिश्ते में बेटा 
हो । बेटा कह कर पुकारना प्यार को प्रकट करना मात्र है इससे अधिक कुछ नहीं । 

फिर इसी विषयवस्तु की पुनरावृत्ति करते हुए कहा कि दिलों में एक ही औला 
अर्थात्‌ सर्वाधिक प्रेमपात्र होता है । जहाँ तक मोमिनों का सम्बन्ध है तो हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सबसे औला होने चाहिएँ । इसके बाद क्रमशः अन्य निकट 
सम्बन्धियों का वर्णन है कि तुमसे निकटता की दृष्टि से वे एक दूसरे से ऊपर हैं । 

इसी सूरः में आयत खातमुन्नबिय्यीन भी है । तत्त्वज्ञान से वञ्चित कुछ विद्वान 
इस का यह अर्थ करते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन अर्थों में 
अन्तिम नबी हैं कि आप सल्ल. के बाद कभी किसी प्रकार का कोई नबी नहीं आएगा । 
यहाँ इस गलत विचारधारा का खण्डन किया गया और उस प्रतिज्ञा का उल्लेख किया 
गया जो प्रत्येक नबी से ली जाती रही है कि यदि तुम्हारे बाद कोई ऐसा नबी आये जो 
तुम्हारी बातों की पुष्टि करता हो तो तुम्हारी उम्मत का दायित्व है कि वह उस नबी का 


[|] 


इनकार करने की बजाय उसका समर्थन करने वाली सिद्ध हो । इस सूरः में हज़रत 
मुहम्मद सल्ल. के बारे में कहा गया व मिन्‌ क अर्थात्‌ हम ने तुझ से भी यह प्रतिज्ञा ली 
है । अतः यदि कोई इस शर्त के साथ नुबुव्वत का दावा करने वाला हो जो शत प्रतिशत 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आज्ञाकारी हो तथा मुहम्मदी अनुकम्पा 
के द्वारा ही नुबुव्वत का पुरस्कार उसने पाया हो और वह आप सल्ल. की शिक्षा को ही 
बिना किसी परिवर्तन के पेश करने वाला हो एवं उसी के लिए जिहाद कर रहा हो, तो 
फिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के लिए न केवल उसका 
विरोध करना हराम है अपितु उसकी सहायता करना अनिवार्य है । 

इसके बाद अहज़ाब (अर्थात्‌ समूह) के मौलिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए इस 
प्रकरण में खंदक के युद्ध का उल्लेख किया गया है, जिस में सारे अरब के समूह मदीना पर 
आक्रमण करने के लिए उमड़ पड़े थे और देखने में उनसे बचाव का कोई उपाय दिख नहीं 
रहा था । उस समय अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
लिए यह चमत्कार दिखाया कि एक भयानक आँधी के द्वारा आप सल्ल. की सहायता 
की, जिस ने काफिरों की आँखों को अंधा कर दिया और वे अफरा-तफरी में भाग खड़े 
हुए और बहुत सी सवारी के जानवर जो बंधे हुए थे उनको खोलने तक का उन्हें समय 
नहीं मिला । अतः अपनी सवारी के जानवरों सहित वे अनेक साज़ो-सामान पीछे छोड़ 
गये, और वह खुराक की भारी कमी जिस से मुसलमान दो चार थे इस घटना के कारण 
वह दूर हो गई । 

इस घटना से पूर्व मदीना वासियों की जो अवस्था थी उसका भी वर्णन किया गया 
है कि इतनी भयानक मुसीबत और तबाही उन्हें दिखाई दे रही थी कि भय के कारण उन 
की आँखें पथरा गई थीं और मुनाफ़िक़ मदीना के मुसलमानों से कह रहे थे कि अब तुम्हारे 
लिए कोई आश्रयस्थल नहीं रहा । उस समय मोमिनों ने उन्हें यह उत्तर दिया कि हमारा 
ईमान तो पहले से भी अधिक मज़बूत हो गया है, क्योंकि अरब समूहों के इस भयानक 
आक्रमण की तो हमें इससे पहले ही सूचना दे दी गई थी । उनका इशारा सूर: अल्‌-क़मर 
की ओर था जिसमें यह आयत आती है कि इस विशाल जन-समूह को अवश्य 
पराजित किया जाएगा और वे पीठ फेर जाएँगे (आयत सं. 46) । अतएव इस युद्ध में 
मोमिनों ने अपने वचन को पूरा कर दिखाया । उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस समय 
साथ शामिल नहीं थे परन्तु प्रतीक्षा कर रहे थे कि काश उनको भी अहज़ाब युद्ध में 
शामिल होने वाले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा की भाँति 
दृढ़ता दिखाने और कुर्बानियाँ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता । 

इस सूर: की आयत संख्या 38 में अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 


EN 


अलैहि व सल्लम को अपने मुंह बोले बेटे की तलाक़शुदा पत्नी के साथ निकाह करने का 
आदेश दिया है । यह आदेश हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर बहुत नागवार गुज़र रहा था और 
इस पर मुनाफ़िक़ लोग आपत्ति कर सकते थे, उसका भी कुछ भय था । इसलिए इस 
शादी के लिए आप सल्ल. बड़े असमंजस में पड़ गये थे । परन्तु अल्लाह के आदेश का 
पालन करना बहरहाल आवश्यक था । 

इस के बाद एक ऐसी आयत (संख्या 4) है जिसे इस सूरः का उत्कर्ष कहना 
चाहिए और इसका संबंध हजरत ज़ैद रज़ि. की घटना से भी है । यह सार्वजनिक घोषणा 
की गई कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वास्तव में न तो ज़ैद रजि. के 
पिता थे और न तुम जैसे लोगों के पिता हैं बल्कि वे तो खख्रातमुन्नबिय्यीन (नबियों के 
मुहर) हैं । अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबियों का 
आध्यात्मिक पितृत्व पद प्रदान किया गया । विषयवस्तु की वर्णन शैली से तो यही अर्थ 
निकलता है । परन्तु ख़ातमुन्नबिय्यीन के और बहुत से अर्थ हैं जो सबके सब इस 
कुरआनी आयत के अभिप्रेत हैं और प्रत्येक अर्थ की दृष्टि से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम खातमुन्नबिय्यीन सिद्ध होते हैं उदाहरण स्वरूप ख़ातम शब्द का 
एक अर्थ मुसद्दिक़ (सत्यापक) भी है । समस्त धर्म-विधानों में से केवल एक हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का धर्म-विधान (शरीअत) ही है जिसमें पिछले 
प्रत्येक युग के नबियों का सत्यापन किया गया है । दुनिया की कोई धार्मिक पुस्तक इस 
शान की आयत प्रस्तुत नहीं कर सकती । 

इसके बाद की आयत हज़रत ज़करिया अलै. की उस दुआ की याद दिलाती है 
जिस में उन्हें पुत्र -प्राप्ति की खुशखबरी देने के बाद अल्लाह तआला ने उन पर वहइ की 
कि सुबह और शाम अल्लाह तआला का गुणगान करो । 

इसके बाद आयत संख्या 46-47 में हज़रत मुहम्मद सल्ल. के शाहिद, मुबश्शिर 
और नज़ीर (गवाह, शुभसमाचार दाता और सतर्ककारी) होने का उल्लेख कर दिया 
गया । आप सल्ल. अपने से पूर्व महान नबी मूसा अलै. की सच्चाई के गवाह थे और 
अपने बाद आने वाले अपने दास (इमाम महदी) की सच्चाई के भी गवाह थे । आप 
सल्ल. की शान की उपमा सूर्य से दी गई है जो समग्र जगत को प्रकाशित करता है तथा 
चन्द्रमा भी उसी से प्रकाश पाता है । अतः यह नियत है कि जब रात का अंधकार छा 
चुका हो तब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्रकाश ही को कोई चन्द्रमा 
फिर मानव समाज तक पहुँचाए । अतः इस में यह भविष्यवाणी है कि भविष्य के 
अंधकार पूर्ण युगों में ऐसा अवश्य होगा । 

इसके बाद मोमिनों को तक़वा के नियम सिखाए गये हैं और हज़रत मुहम्मद 


|) 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जो उच्च महिमा वर्णन की गई थी, उस को दृष्टि में 
रखते हुए उन पर अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अत्यन्त शिष्टाचार पूर्वक काम लें । 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कई अवसर पर अपने प्रियजनों और 
सहाबियों को अपने घर में भोजन करने का निमंत्रण देते थे । इन आयतों में सहाबियों को 
नसीहत की गई है कि जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा निमंत्रण दे 
तो उसे साधारण निमंत्रण विचार करके समय से पूर्व उन के घर पहुँच कर भोजन पकने 
की प्रतीक्षा में न बैठो । बल्कि जब भोजन तैयार हो और तुम्हें बुलाया जाए तभी जाया 
करो और भोजन के पश्चात अनुमति प्राप्त करके वापस अपने घरों को जाओ । यदि 
भोजन के बीच तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो पर्दे के पीछे से उम्महातुल 
मुमेनीन (अर्थात्‌ मोमिनों की माताओं, हज़रत मुहम्मद सल्ल. की पत्तियों) को सूचित 
करो । यहाँ पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नियों को अन्य 
मुसलमान स्त्रियों की तुलना में पवित्रता अपनाने की अधिक ताक़ीद की गई है । क्योंकि 
उनकी मर्यादानुकूल यह आवश्यक है कि उनके कारण हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को मामूली सी आरोप की बात भी न सुननी पड़े । 

जिस प्रकार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुनाफिक़ लोग 
मिथ्यारोप के द्वारा कष्ट पहुँचाते थे उसी प्रकार हज़रत मूसा अलै. को भी मिथ्यारोप के 
द्वारा कष्ट पहुँचाया गया था । इस सूरः के अन्त पर इस बात को दोहराया गया है कि 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को उन से पूर्व के प्रतापी नबी हज़रत मूसा अलै. से 
अधिकतापूर्वक समानताएँ हैं । जिस प्रकार मूसा अलै. को बताया गया था कि अल्लाह 
के निकट वे सम्मानित चहेते हैं इसी प्रकार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को तसल्ली दी गई कि इन मिथ्यारोपों के कारण तुझे कोई हानि नहीं होगी । क्योंकि तू 
अल्लाह तआला के निकट इहलोक और परलोक में चहेता है । 

इस सूरः की अन्तिम दो आयतों में एक बार फिर हज़रत मूसा अलै. की ओर 
इशारा करते हए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कहा गया कि अमानत 
(अर्थात पवित्र कुरआन) का जो बोझ तुझ पर डाला गया वह मूसा अलै. पर डाले जाने 
वाले अमानत के बोझ से बहुत भारी है । पहाड़ भी इसके प्रताप से टुकड़े-टुकड़े हो जाते 
हैं, परन्तु तू इस अमानत के बोझ को उठाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके फलस्वरूप तुझे 
अपने आप पर अत्यधिक अत्याचार करना पड़ा । परन्तु तूने इसके परिणाम की कोई 
परवाह नहीँ की । 

DAMA 


सूरः 33, अल-अहज़ाब || पारः 2 


् क न न न्ड र ह्त्् ९, 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा NL ae os 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 

बार-बार दया करने वाला है ।!। 

हे नबी ! अल्लाह का तक़वा धारण ८, ४ | Asa HEMET 
कर और काफिरों और मुनाफिकों की Wad Ne 
बात न मान । निःसन्देह अल्लाह (८5५5८८ Sail i) Oss 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 


विवेकशील है ।2। 

और उसका अनुसरण कर जो तेरी ओर {|| “i ड 5 ८&5 5s 
तेरे रब्ब की ओर से वहइ किया जाता है। ० 3 
जो तुम करते हो निःसन्देह अल्लाह ESR VI 
उसको भली-भाँति जानता है ।3। 

और अल्लाह पर भरोसा कर और LSS all [& 8%$ 
अल्लाह ही कार्यसाधक के रूप में पर्याप्त 

है ।4। 

अल्लाह ने किसी मनुष्य के सीने में दो ६. ३८ ३८४:६:5३४ ४72 6 


दिल नहीं बनाए । इसी प्रकार उसने 

तुम्हारी उन पत्तियों को जिन्हें तुम माँ Ses iS bs 
कह कर अपने ऊपर हराम कर लेते हो gs 
तुम्हारी माँ नहीं बनाया । न ही तुम्हारे DESIR} 0:७6 Oe 
मुंह बोले (पुत्रों) को तुम्हारे पुत्र बनाया 7 /९/( 75555 7९ ˆ 25४ 
है। यह केवल तुम्हारे मुँह की बातें हैं । I 

और अल्लाह सच्ची (बात) वर्णन करता ©८८52; 8 १४0 ५47% 

है और वही है जो (सीधे) मार्ग की ओर 

हिदायत देता है ।5। 

उनको उनके पिताओं के नाम के साथ ८६/५१४ |2:5 (28 2०5५ 4353 
पुकारा करो, यह अल्लाह के निकट , , ; Fe 
अधिक न्यायपूर्ण है । और यदि तुम उनके ५-५/७ ०.8६ | १०७४.» 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


पिताओं को न जानते हो तो फिर वे 
धार्मिक मामलों में तुम्हारे भाई और 
तुम्हारे मित्र हैं । और इस विषय में जो 
तुम गलती कर चुके हो उसका तुम पर 
कोई पाप नहीं । हाँ जो तुम्हारे दिलों ने 
जान-बूझ कर कमाया वह (पाप) है । 
और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला 
(और) बार-बार दया करने वाला है ।6। 
नबी मोमिनों पर उनकी अपनी जानों से 
भी अधिक हक़ रखता है और उसकी 
पत्नियाँ उनकी माताएँ हैं । और जहाँ 
तक रकत संबंधियों की बात है तो 
अल्लाह की पुस्तक में (उल्लेखित 
आदेशानुसार) उनमें से कुछ दूसरे 
मोमिनों और मुहाजिरों की अपेक्षा एक- 
दूसरे से अधिक प्राथमिकता रखते हैं । 
सिवाए इसके कि तुम अपने मित्रों से 
(उपकार स्वरूप) कोई अच्छा बर्ताव 
करो । यह सब बातें पुस्तक में लिखी हुई 
मौजूद हैं ।7। 

और जब हमने नबियों से उनकी प्रतिज्ञा 
और तुझ से भी और नूह से और 
इब्राहीम और मूसा और मरियम के पुत्र 
ईसा से । और हमने उनसे बहुत दृढ़ 
प्रतिज्ञा ली थी ।8। 

ताकि वह सच्चों से उनकी सच्चाई के 
संबंध में प्रश्‍न करे । और काफिरों के 
लिए उसने पीड़ाजनक अज़ाब तैयार 
किया है ।9। (कू उ) 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! अपने ऊपर 
अल्लाह की नेमत को याद करो, जब 


{| 


OU 


पारः 27 
FT हैः दा] OTE, न il 
FE ENS Fn 2924 
2 267% is Be wz’ El 
SiS ५ 25-४५ 


५ Us| | 
2 ke RW Ld €" pet 
OES) १६६५७ ०७३ sa 


PPA NEE TGP 
[390 / 3575६ 5453 
Geiger DA 
LB 90 559३-६७ 25) 
CSN ७१:८८ EE 

Osha 


Le gE Cie 

~? ~ ES ~ 5 Ma i ञई 2 ~ 
USI 9D NSC HOS 
488: > 2 


pos ia es 


dels seve A 


कु 6) 772 0) | 
eA Vs 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 
तुम्हारे पास सेनाएँ आई थीं तो हमने 
उनके विरुद्ध एक हवा भेजी और ऐसी 
सेनाएँ भेजीं जिनको तुम देख नहीं रहे 
थे। और जो तुम करते हो निःसन्देह 
अल्लाह उस पर गहन दृष्टि रखने वाला 
है ।।0| 

जब वे तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर की ओर 
से भी और तुम्हारे नीचे की ओर से भी 
चढ़ आए और जब आँखें पथरा गई और 
दिल (उछलते हुए) हसलियों तक जा 
पहुँचे और तुम लोग अल्लाह पर भाँति- 
भाँति की धारणा कर रहे थे ।]| 

वहाँ मोमिन परीक्षा में डाले गए 
और कठिन (परीक्षा के) झटके दिए 
गए ।2। 

और जब मुनाफिकों ने और उन लोगों 
ने जिन के दिलों में रोग था, कहा कि 
अल्लाह और उसके रसूल ने हम से 
धोखे के अतिरिक्त कोई वादा नहीं 
किया ।।3। 

और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा 

हे यस्रिब (मदीना) वासियो ! तुम्हारे . 
टिके रहने का कोई अवसर नहीं रहा £ 
अतः वापस चले जाओ । और उनमें से ६ 
एक समूह ने नबी से यह कहते हए * 
आज्ञा माँगनी शुरू की कि निःसन्देह 
हमारे घर असुरक्षित हैं । हालाँकि वे 
असुरक्षित नहीं थे । वे केवल भागने का 
इरादा किए हुए थे ॥4।* 


~ 


| | पारः 2| 


Css & > PRE 5) Cl | ० 
5४3 ४57 2%35७. , ngs 


85:55:52 


(<.6,2525-5 :5:,8 5572८ 5) 
est ~ LS y ७-०८; 3| 9 SA 
OES OHS ः LAS tN] 


Sy 350 EBs 
5 8 rN हर 35 A547 

49.०3 94002 (25-०७ 9 

O35 3) 

2 5 |e Jasob fe fs 

9 ८४2 6 i Clog 

७96 39)8555: 0) 35% ALS 





ats 
CO 


कुरआन । 


अरबी शब्द और: का अर्थ जानने के लिए देखें अरबी शब्दकोश अल-मुफरदात लि गरीबिल 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


और यदि उन पर उस (बस्ती) की 
प्रत्येक ओर से चढ़ाई कर दी जाती, फिर 
उनसे उपद्रव करने को कहा जाता तो वे 
अवश्य उसे करते । और उस पर मामूली 
समय के अतिरिक्त अधिक विलम्ब न 
करते |5। 

हालाँकि इससे पूर्व निःसन्देह वे 
अल्लाह से प्रतिज्ञा कर चुके थे कि 
वे पीठे नहीं दिखाएँगे । और 
अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा अवश्य 
पूछी जाएगी ।6। 

तू कह दे कि यदि तुम मृत्यु से अथवा 
वध किये जाने से भागोगे तो भागना 
तुम्हें कदापि लाभ नहीं देगा । और इस 
दशा में तुम्हें अल्पमात्र के अतिरिक्त 
कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा ।7। 

तू पूछ कि कौन है जो तुम्हें अल्लाह से 
बचा सकता है यदि वह तुम्हें कोई 
कष्ट पहुँचाने का इरादा करे या तुम्हारे 
हक़ में दया का फैसला करे ? और वे 
अपने लिए अल्लाह के अतिरिक्त न 
कोई संरक्षक पाएँगे और न कोई 
सहायक ।8। 

अल्लाह तुम में से उनको भली-भाँति 
जानता है जो (जिहाद से) रोकने वाले 
हैं । और अपने भाइयों को कहते हैं कि 
हमारी ओर आ जाओ । और वे लड़ाई के 
लिए बहुत कम आते हैं ।।9। 

तुम्हारे विरुद्ध बहत कंजूसी से काम 
लेते हैं । अतः जब कोई भय (का 
अवसर) आता है तू उन्हें देखेगा कि वे 


(|) 


पारः 27 


ZR ss We ~ CN ~ हु ES र 
SUS gle lei 55 
ANT Zz 


pet Gs xl | 


७५-४४) 
KE sails sel iiss 


है! क पा A EE ~ 5s हु 

40 3७८ Os :७३५।७/४४ 

2,2, ~ 

SS 

>्ई ०» % > 38 i यु क-2 Aoi >5 टू 

~) 9) 99 ४ (४७ 

OS YB sD / sl ८४ 

SES] 

w ~ w DR 57 > , 5 5 ~ पई 

A 2४ aN SHIT 88 
L Ei I DOS Ahr > zie 2 

4०5.) 35 $|| fio, SO 

MINOR TE RII, 


OY 

i Uo 3S saad olds 
DSCNS SB sgl 
MY 


£42 NN 4 ७ हज be SENS Re 
SANEENE seas 


> 282 ड ED Fe Fit हु. “कह x | 
sel 23०४ 30 oe 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


तेरी ओर इस प्रकार देखते हैं कि 
उनकी आँखें उस व्यक्ति की भाँति 
(भय से) घूम रही होती हैं जिस पर 
मृत्यु की बेहोशी छा गई हो । अतः 
जब भय जाता रहता है तो भलाई के 
बारे में कंजूसी करते हुए वे (अपनी) 
तेज़ ज़बानों से तुम्हें दुःख पहुँचाते हैं । 
ये वे लोग हैं जो (वास्तव में) ईमान 
नहीं लाए। अत: अल्लाह ने उनके कर्म 
नष्ट कर दिए और यह बात अल्लाह के 
लिए बहुत सरल है ।20। 

वे धारणा करते हैं कि सेनाएँ अभी तक 
नहीं गई । और यदि सेनाएँ (वापस) 
आजाएँ तो वे (पछतावा करते हुए) 
चाहेंगे कि काश वे वीरान स्थलों में 
बद्दुओं के बीच रहते होते (और) तुम्हारे 
बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते । 
और यदि वे तुम्हारे बीच होते भी तो बहुत 
कम ही युद्ध करते ।2।। (रुकू उङ) 
निःसन्देह तुम में से प्रत्येक व्यक्ति जो 
अल्लाह और परलोक के दिन की आशा 
रखता है और अल्लाह को बहुत याद॑ 
करता है, उस के लिए अल्लाह के रसूल 
में उत्तम आदर्श है ।22। 

और जब मोमिनों ने सेनाओं को देखा तो 
उन्होंने कहा, यही तो है जिसका 
अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा 
किया था । और अल्लाह और उसके 
रसूल ने सच कहा था और इस (घटना) 
ने उनको ईमान और आज्ञापालन में ही 
आगे बढ़ाया ।23। 


EE 


पारः 27 


HE ETOP im 
FEU >5 95: 5 S 2.७० 
० fx FES F4L Ere Les ८ 425 * 

५ i ~ + ee Br ८; Br IE 
< > GE EC (3 


05705. ENG He, 
OI Hig ENE 
SE 465४ ४५:१५ 
FOES SSE 


Ed Ff न! CS हि. दर न 52) #8 
FY 5G SITES 


NFM sO 

HE NOs ENG 

54.534 3253s 55८ 3s Gls 

Gg) YI 24563 422 240 
b CEES 54 
Cos 9 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


मोमिनों में ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने जिस 
बात पर अल्लाह से प्रण किया था उसे 
सच्चा कर दिखाया । अत: उनमें से वह 
भी है जिसने अपनी मन्नत को पुरा कर 
दिया । और उनमें से वह भी है जो अभी 
प्रतीक्षा कर रहा है । और उन्होंने कदापि 
(अपने आचरण में) कोई परिवर्तन नहीं 
किया ।24। 

(यह इस कारण है) ताकि अल्लाह 
सच्चों को उनकी सच्चाई का प्रतिफल दे 
और मुनाफिकों को यदि चाहे तो अज़ाब 
दे अथवा प्रायश्चित को स्वीकार करते 
हुए उन पर झुके । निःसन्देह अल्लाह 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला है ।25। 

और जिन्होंने इनकार किया अल्लाह ने 
उन लोगों को उनके क्रोध सहित इस 
प्रकार लौटा दिया कि वे कोई भलाई 
प्राप्त न कर सके । और युद्ध में अल्लाह 
मोमिनों के पक्ष में पर्याप्त हो गया । और 
अल्लाह बहुत शक्तिशाली और पूर्ण 
प्रभुत्व वाला है ।26। 

और अहले किताब में से जिन्होंने 
उनकी सहायता की थी उसने उन 
लोगों को उनके दुर्गो से नीचे उतार 
दिया और उनके दिलों में रोब डाल 
दिया । उनमें से एक गिरोह की तुम 
हत्या कर रहे थे और एक गिरोह को 
बन्दी बना रहे थे ।27।* 


{| पारः 27 


| [Be Fe ~, lxmiz 
sis 3.5 <, Ce 3) (2५ 
~ ed > § > र न्दः PE ~ 
55 ~ ॐ gi 3 4 52? ~ 
INL Gs SB _ 6 ०७-१५ 


~ 


y ५५ 5% 

(29 

~ कल: ~ 2 ०° 2 ~ 2 ++ 5 | ~ < > ~ 

Di sigue 2352-40 #४ 
gis EE SZ 2 ०० था Ls, ¢ Oss 3७०५ 
§ IR ¢ £ ०8% ~ 4 ! 

>) |) 945 OS 4) 


(9 Soe SNS 


i Gl adil, i; TR 
ON Se sl WAS |i 


LASSE CGH SHS 
i 53 2५:2५ 2१ ५४5४ 
के कम 


5458 ७६, 8 


७७६ 5035-63 





* इसमें अहज़ाब युद्ध के समय धोखाबाज़ी करने वाले यहूदियों का उल्लेख है । यद्यपि उन्होंने बहुत 
मज़बूत प्रतिरक्षात्मक दुर्ग बनाए हुए थे परन्तु जब अल्लाह तआला ने उन पर मोमिनों को विजयी + 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


और तुम्हें उनकी धरती और उनके 
मकानों और उनके धन का 
उत्तराधिकारी बना दिया और ऐसी 
धरती का भी जिसे तुमने (उस समय 
तक) पैरों तले रौंदा नहीं था । और 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे 
स्थायी सामर्थ्य रखता है।28। 

(सुकून ) 
हे नबी ! अपनी पत्नियों से कह दे, कि 
यदि तुम संसार का जीवन और उसकी 
सुन्दरता को चाहती हो तो आओ मैं 
तुम्हें आर्थिक लाभ पहुँचाऊँ । और उत्तम 
ढंग से तुम्हें विदा करूँ ।29। 
और यदि तुम अल्लाह को और उसके 
रसूल को और परलोक के घर को चाहती 
हो तो निःसन्देह अल्लाह ने तुम में से 
अच्छे कर्म करने वालियों के लिए बहुत 
बड़ा प्रतिफल तैयार किया है ।30। 
हे नबी की पत्नियो ! जो भी तुम में से 
खुली-खुली अश्लीलता में पड़ेगी उसके 
लिए अज़ाब को दोगुना बढ़ा दिया 
जाएगा और यह बात अल्लाह के लिए 
सरल है ।3।। 


|< 
रे 
6; \ 
Wo 
५, \ 
\ 
पु \ 
है 
६- 
Cx 
\ 
७६ 


ESN SSN EET 
OS sr 3G 55) की | दुआ! 
DD EES SESS 2) BSG] 
EEE EES 
AEB 825 

olen 
Co MCR SSE + a cE 


~ & «4५ “०४ 


CIS Si ४ | ८, 2 


~) 9 EU 


६5: 


II lis (७) > A 
EAP COELY 





«बनाने का निर्णय कर लिया तो वे दुर्ग उनके कुछ काम न आए बल्कि वे स्वयं अपने हाथों से 


उनको ध्वस्त करने लगे । 


इसमें ऐसे इलाकों पर विजय पाने की भविष्यवाणी है जहाँ अभी तक मुसलमानों को पैर रखने का 
अवसर नहीं मिला । वास्तव में इसमें भविष्यवाणियों का एक लम्बा क्रम है । 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


और तुम में से जो अल्लाह और उसके 


रसूल का आज्ञापालन करेगी और 


पुण्यकर्म करेगी हम उसे उसका 
प्रतिफल दो बार देंगे । और उसके लिए 
हमने बहुत सम्मानजनक जीविका 
तैयार की है ।32। 

हे नबी की पत्नियो ! तुम कदापि 
साधारण स्त्रियों जैसी नहीं हो बशर्ते कि 
तुम तक़वा धारण करो । अतः हाव भाव 
के साथ बात न किया करो अन्यथा वह 
व्यक्ति जिस के मन में रोग है, 
(अनुचित) लालसा करने लगेगा । और 
अच्छी बात कहा करो ।33। 

और अपने घरों में ही रहा करो और 
बीती हुई अज्ञानता-युगीन श्रृंगार की 
भाँति श्रृंगार को प्रदर्शित न किया करो । 
और नमाज़ को क़ायम करो और ज़क़ात 
अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल 
का आज्ञापालन करो । हे (नबी) के घर 
वालो ! निःसन्देह अल्लाह चाहता है कि 
तुम से प्रत्येक प्रकार की गंदगी को दूर 
कर दे और तुम्हें अच्छी प्रकार से पवित्र 
कर दे ।34। 

और अल्लाह की आयतों और विवेकपूर्ण 
बातों को याद रखो जिनकी तुम्हारे घरों 
में चर्चा की जाती है । निःसन्देह अल्लाह 
अत्यन्त सूक्ष्मदर्शी (और) ज्ञान रखने 
वाला है ।35। (रुकू --) 

निःसन्देह मुसलमान पुरुष और 
मुसलमान स्त्रियाँ और मोमिन पुरुष और 
मोमिन स्त्रियाँ और आज्ञाकारी पुरुष 


{| 


पारः 22 


2 & > Di 


yA 
5 Ug £ [SS Sues ~ 2% 
७४: 6७३ ७४५८2 


3८ ८ 


Es 


ADR ~ 


0)॥ MN CY os 


~2 7 


Eas JH YC #:& 


(8 23 ‘CES ८५.3 (३3 53॥॥ 


ESO 2४०3३: 52. 30S 
tert NCES ESS] 


Maelo 0] 
po mame resid 
OS Sis 


ES RR 


Dr 


६ 
5 3 ६ Lats] है | 
Pd 


Fe & 0 39 
WS) 2६. ॥५ 


liye 
CU 


FSAI CENTEELEIG Oe EN] 
MS Tis cs 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


| पारः 22 





और आज्ञाकारिणी स्त्रियाँ और 

सत्यवादी पुरुष और सत्यवादिनी स्त्रियाँ 

और धैर्यशील पुरुष और धैर्यशीला 

स्त्रियाँ और विनम्रता अपनाने वाले पुरुष 

और विनम्रता अपनाने वाली स्त्रियाँ और 

दान करने वाले पुरुष और दान करने 

वाली स्त्रियाँ और रोज़ा रखने वाले पुरुष 

और रोज़ा रखने वाली स्त्रियाँ और अपने 

गुप्तांगों की सुरक्षा करने वाले पुरुष और 
स्त्रियाँ और अल्लाह को अधिकता से 
याद करने वाले पुरुष और अधिकता से 
याद करने वाली स्त्रियाँ, अल्लाह ने इन 
सब के लिए क्षमादान और महान 
प्रतिफल तैयार किए हुए हैं ।36। 

और किसी मोमिन पुरुष और किसी 
मोमिन स्त्री के लिए उचित नहीं कि जब 
अल्लाह और उसके रसूल किसी बात का 
निर्णय कर दें तो अपने मामले में उनको 
(स्वयं) निर्णय करने का अधिकार शेष 
रहे और जो अल्लाह और उसके रसूल 
की अवमानना करे वह बहुत खुली- 

खुली पथभ्रष्टता में पड़ता है ।37। 

और जब तू उसे, जिसको अल्लाह ने 
पुरस्कृत किया और तूने भी उसे पुरस्कृत 
किया, कह रहा था कि अपनी पत्नी को 
रोके रख (अर्थात्‌ तलाक़ न दे) और 
अल्लाह का तक़वा धारण कर । और तू 
अपने मन में वह बात छुपा रहा था जिसे 
अल्लाह प्रकट करने वाला था । और तू 
लोगों से भयभीत था जबकि अल्लाह इस 
बात का अधिक अधिकार रखता है कि 


CRBS ls CBs 
als Coils opal 
CE EA IEEE 
CBS Cols 
40 5 ४ ys 
SE wes 
OBES 


RST 22 


६ 


2 |3 9 Ys 2) ols Gs 


26 3 
40 ४२०१ ८०० ya 25 


८ ~ 


CIID UO 


| 43594) 
FS df 


४9-22 


Ale sl si} dos 3॥ $ 
IAEFCSUSSOWI UCN 


Ibs Us य F 9 (0५ ३545 > 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


तू उससे भय करे । अत: जब ज़ैद ने उस 
(स्त्री) के विषय में अपनी इच्छा पूरी 
कर ली (और उसे तलाक दे दी), हमने 
उसे तुझ से ब्याह दिया ताकि मोमिनों 
पर अपने मुँह बोले बेटों की पत्नियों के 
विषय में कोई उलझन और दुविधा न 
रहे, जब वे (अर्थात मुँह बोले बेटे) 
उनसे अपनी आवश्यकता पूरी कर चुके 
हों (अर्थात उन्हें तलाक़ दे चुके हों) । 
और अल्लाह का निर्णय हर हाल में पूरा 
हो कर रहने वाला है ।38। 

अल्लाह ने नबी के लिए जो अनिवार्य कर 
दिया है, उस के विषय में उस पर कोई 
उलझन नहीं होनी चाहिए । अल्लाह के 
उस नियम के रूप में जो पहले लोगों में 
भी जारी किया गया । और अल्लाह का 
निर्णय एक जचे-तुले अंदाज़ में हुआ 
करता है ।39| 

(यह अल्लाह का नियम उन लोगों के 
पक्ष में बीत चुका है) जो अल्लाह के 
संदेश को पहुंचाया करते थे और उससे 
डरते रहते थे और अल्लाह के सिवा 
किसी और से नहीं डरते थे । और 
अल्लाह हिसाब लेने की दृष्टि से बहुत 
पर्याप्त है ।40| 

मुहम्मद तुम्हारे (जैसे) पुरुषों में से 
किसी का पिता नहीं बल्कि वह 
अल्लाह का रसूल है और सब नबियों 
का ख़ातम (अर्थात मुहर) है। और 
अल्लाह प्रत्येक विषय का ख़ूब ज्ञान 
रखने वाला है ।4।। (रुकू ->) 


{| 


पारः 22 


Ce 3) | ks OS YS ५-२३) 
rs) sg ENCE 


ESE :552:-0 0४८ 
Cases Sal 
2|)9 


ZZ 


I) say) > | C) 6; 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


है वे लोगो जो ईमान लाए हो ! 
अल्लाह का अधिकतापूर्वक स्मरण 
किया करो ।42। 
और प्रात: भी और सायं भी उसका 
गुणगान करो ।43। 
वही है जो तुम पर कृपा भेजता है और 
उसके फ़रिश्ते भी, ताकि वह तुम्हें 
अन्धकारों से प्रकाश की ओर ले जाए । 
और वह मोमिनों के हक़ में बार-बार 
कृपा करने वाला है ।44। 
जिस दिन वे उससे मिलेंगे उनका 
अभिवादन सलाम होगा । और उस 
(अल्लाह) ने उनके लिए बहुत सम्मान- 
जनक प्रतिफल तैयार कर रखा है ।45। 
हे नबी ! निःसन्देह हमने तुझे एक 
गवाह और एक शुभ-समाचार दाता 
और एक सतर्ककारी के रूप में भेजा 
है ।46| 
और अल्लाह की ओर उसके आदेश से 
बुलाने वाले और एक प्रकाशकर सूर्य के 
रूप में ।47| 
और मोमिनों को शुभ-समाचार दे दे कि 
(यह) उनके लिए अल्लाह की ओर से 
बहुत बड़ी कृपा है ।48। 
और काफिरों और मुनाफिकों की बात न 
मान और उनके कष्ट पहुँचाने की ओर 
ध्यान न दे । और अल्लाह पर भरोसा कर 
और अल्लाह ही कार्यसाधक के रूप में 
पर्याप्त है ।49। 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब तुम 
मोमिन स्त्रियों से निकाह करो फिर 


{|| पारः 22 


~ 


ky 


:C-\ 


ish aC 
y grees & ~ 


cle 


TT TO की 
~ Ee 3 CC ७ 2202. 4 


(9 Ue 742+ ie 
US 


gtr Fe Re ५०५४६: ८2?“ ०४-5४. ८ 
` 92 +० २ 
=| _9 gl Ase) (9 थ) 


७६ 65 24 

~ 2 CIEE नी (३ ० दूँ EG 
SE ES ७) CNEL 
NOTICE TOTO 

@) oS 3 | ०३ 


él ~ न] WES 7G 
Ola [Ee 9 ° 3 40 ४) ५५८० $ 


ZT 


| w Pe (44 टन 
40-22 OG CAN AS 
नी 


GES हट ~ 3 ह ड 8.26 te 
ESSN SVEN 
400 dS WOES Fe 


| re 5555 र 2 rd 2५ Sele > ह EE 
Ces re 33 | | IS ~ | 2 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


उनको छूने से पूर्व ही उन्हें तलाक़ दे दो 
तो उनके ऊपर तुम्हारी ओर से कोई 
इद्दत नहीं जिसकी तुम गिनती रखो । 
अतः उन्हें कुछ धन दो और उन्हें अच्छे 
ढंग से विदा करो ।50। 

हे नबी ! निःसन्देह हमने तेरे लिए तेरी 
वह पत्नियाँ वैध ठहरा दी हैं जिनके 
महर तू उन्हें दे चुका है और वे स्त्रियाँ 
भी जो तेरे अधीन हैं । अर्थात्‌ जो 
अल्लाह ने तुझे गनीमत के रूप में प्रदान 
की हैं । और तेरे चाचा की पुत्रियाँ और 
तेरी बुआओं की पुत्रियाँ और तेरे 
मामुओं की पुत्रियाँ और तेरी मौसियों 
की पुत्रियाँ जिन्होंने तेरे साथ हिजरत 
की है । और प्रत्येक मोमिन स्त्री यदि 
वह अपने आप को नबी के लिए 
समर्पित कर दे, इस शर्त के साथ कि 
नबी उससे निकाह करना पसंद करे । 
(यह आदेश) मोमिनों से हट कर केवल 
तेरे लिए है । हमने उन की पत्नियों के 
बारे में और उनके अधीनस्थ स्त्रियों के 
बारे में जो उन पर अनिवार्य किया है 
उसका हमें ज्ञान है । (यह स्पष्ट किया 
जा रहा है) ताकि (उनके बारे में) तुझ 
पर कोई तंगी न रहे । और अल्लाह 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार- 
बार दया करने वाले है ।5।। 

तू उनमें से जिन्हें चाहे छोड़ दे और 
जिन्हें चाहे अपने पास रख । और जिन्हें 
तू छोड़ चुका है उनमें से किसी को यदि 
फिर (वापस लेना) चाहे तो तुझ पर 


४ 7 7 २०2७ / ८ ४ ARIES ०9५५०) ~ 


29 (2 9 


EET SEG 


i 


SEES 
SSG 3 SES 
Cog Re ETMESNA 82] 
MECHSE CHEE 
Sa 


SLICE SEES SH) 
isc ७5४५5: 
<< Gs 
2% | & E 7 


Cd 
5s 


| 


८) Ee ri 35०5< 
>|) ss 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


कोई पाप नहीं । यह इस बात के बहुत 
निकट है कि उनकी आँखें ठण्डी हों 
और वे शोक में न पड़ें और वे सब उस 
पर संतुष्ट हो जाएँ जो तू उन्हें दे । और 
अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में 
है । और अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने 
वाला (और) बहुत सहनशील है ।52। 
इसके पश्चात तेरे लिए (और) स्त्रियाँ 
वैध नहीं और न यह वैध है कि इन 
(पत्नियों) को बदल कर तू और 
पत्नियाँ कर ले चाहे उनकी सुन्दरता तुझे 
कितना ही पसन्द क्यों न आए । परन्तु 
जो तेरे अधीन हैं वे अपवाद हैं । और 
अल्लाह हर बात का निरीक्षक है ।53। 
(रुकू --) 
हे वे लोगों जो ईमान लाए हो ! नबी के 
घरों में प्रवेश न किया करो, सिवाए 
इसके कि तुम्हें भोजन करने का निमंत्रण 
दिया जाए । परन्तु इस प्रकार नहीं कि 
उसके पकने की प्रतीक्षा करते रहो । 
परन्तु (भोजन तैयार होने पर) जब तुम्हें 
बुलाया जाए तो प्रवेश करो और जब 
तुम भोजन कर चुको तो वहाँ से चले 
जाओ और वहाँ (बैठे) बातों में न लगे 
रहो । यह (बात) निःसन्देह नबी के 
लिए कष्टदायक है परन्तु वह तुम से 
(इसको कहने से) झिझकता है परन्तु 
अल्लाह सच बात से नहीं झिझकता । 
और यदि तुम उन (अर्थात नबी की 
पत्नियों) से कोई वस्तु माँगो तो पर्दे के 
पीछे से माँगा करो । यह तुम्हारे और 


{| 


पारः 22 


५६5272 Mec UT 2 YG 

SOG (SDE 2 ४५७ 

ना 3 ८५० ८ न great 222 

Cobos 3G) eS | 
“ 


Cis BSL 
© ESCO “५5५ 5G 
i 
BSE HSE 
64086: 3४556 0५४ 


0 आओ) 


seal NET 
SE BEEN SES 
es Gs 42) Ci 
Ys 54६०5 i IG 
3) कि रहे ste EEN 
Yails vo 
SASS GMC So 
"५० fie 89८:5७४५ 


\—— 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


उनके दिलों के लिए अधिक पवित्र 
(अचारण शैली) है । और तुम्हारे लिए 
उचित नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को 
दुःख पहुँचाओ । और न ही यह वैध है 
कि उसके पश्चात कभी उसकी पत्नियों 
(में से किसी) से विवाह करो । 
निःसन्देह अल्लाह के निकट यह बहुत 
गम्भीर बात है ।54। 

यदि तुम कोई बात प्रकट करो अथवा उसे 
छिपाओ तो निःसन्देह अल्लाह हर एक 
बात का खूब ज्ञान रखने वाला है ।55। 
इन (नबी की पत्नियों) पर अपने 
पिताओं के समक्ष आने में कोई पाप नहीं 
न अपने पुत्रों के, न अपने भाइयों के, न 
अपने भतीजों के, न अपने भाँजों के, न 
अपनी (जैसी मोमिन) स्त्रियों के, न ही 
उनके (समक्ष आने में कोई पाप है) जो 
उनके अधीन हैं । और (हे नबी की 
पत्नियो !) अल्लाह का तक़वा धारण 
करो । निःसन्देह अल्लाह प्रत्येक वस्तु 
का निरीक्षक है ।56। 

निःसन्देह अल्लाह और उसके फरिश्ते 
(इस) नबी पर कृपा भेजते हैं। हे वे 
लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम भी 
उस पर दरूद और बहत-बहुत सलाम 
भेजो ।57।* 


{|} पारः 22 


७ 59 9456, 94) PS 
Fass 3S SESS 
(0224-59 )| | ++5--० 
OBEN LOSS 


LE Z2 | श्र & ट 
(2 $३ 5५४ ७७५ 
£ ८६ Be & 0 Eg y 
OLN 30S >&:०८ ५ 
६० 6८ 5४ द LE Le {~ RE 
Yoel) YC) 
Uy AT a 


>> &09.22%6 7५ ] 
ese oH 
Ce A Z| 2% 





% हज़रत मसीह मौऊद अलै. इस पवित्र आयत के बारे में फ़मति हैं : - 
“इस आयत से स्पष्ट होता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कर्म ऐसे थे कि 
अल्लाह तआला ने उनकी प्रशंसा अथवा गुणों को सीमाबद्ध करने के लिए किसी शब्द को विशेष 
नहीं किया । शब्द तो मिल सकते थे परन्तु स्वयं उल्लेख नहीं किया । अर्थात आप सल्ल. के सत्कर्मो 
की प्रशंसा असीमित थी । इस प्रकार की आयत किसी और नबी की शान में प्रयोग नहीं की । हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आत्मा में वह सत्य और निष्ठा थी कि आप सल्ल. के+ 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


निःसन्देह वे लोग जो अल्लाह और 
उसके रसूल को कष्ट पहुँचाते हैं, 
अल्लाह ने उन पर इह लोक में भी और 
परलोक में भी ला'नत डाली है । और 
उसने उनके लिए अपमान जनक अज़ाब 
तैयार किया है ।58। 

और वे लोग जो मोमिन पुरुषों और 
मोमिन स्त्रियों को बिना उस (अपराध) 
के जो उन्होंने किया हो कष्ट पहुँचाते हैं 
तो (मानो) उन्होंने एक बड़े दोषारोपण 
और खुल्लम-खुल्ला पाप का बोझ 
(अपने ऊपर) उठा लिया ।59। 

(रुकू -ह) 
हे नबी ! तू अपनी पत्नियों और अपनी 
बेटियों और मोमिनों की स्त्रियों से कह दे 
कि वे अपनी चादरों को अपने ऊपर 
झुका दिया करें । यह इस बात के 
अधिक निकट है कि वे पहचानी जायं 
और उन्हें कष्ट न दिया जाए । और 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।60।* 
यदि मुनाफ़िक़ और वे लोग जिनके दिलों 
में रोग है और वे लोग जो मदीना में झूठी 
ख़बरें उड़ाते फिरते हैं, (इससे) नहीं 
रुकेंगे तो हम अवश्य तुझे (उनके बुरे 
अन्त के लिए) उनके पीछे लगा देंगे । 


। || पारः 22 


DS ४५८: 5%॥ 555 gH) 
GECPAROEEE SAU 


~ 


Lis el 55 ४5% ५ 
5) SEG isl js 
Y 


न 


६ 


Fs EGET 
Gees mlds 
GOSS < «४२७७ 


EX 


OT HENGE ८०५४ 


ee nl 72007 
५3८03 342५४ ००७८४ ० 





«कर्म अल्लाह की दृष्टि में इतने प्रिय थे कि अल्लाह तआला ने सदा के लिए यह आदेश दिया कि 
भविष्य में लोग कृतज्ञता स्वरूप दरूद भेजें । (मलूफूज़ात हज़रत मसीह मौऊद अलै. प्रथम भाग, 


पुष्ठ 24, रब्वा प्रकाशन) 


इस आयत में पर्दे का जो आदेश दिया गया है इससे मालूम होता है कि पर्दे के द्वारा गैर मुस्लिम 
स्त्रियों की तुलना में मुसलमान स्त्रियों की एक पहचान रखी गई है । अन्यथा यहूदी शरारत से कह 
सकते थे कि हमें पता नहीं था कि यह मुसलमान स्त्री है इस लिए हमने इसे छेड़ दिया । 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


फिर वे इस (शहर) में तेरे पड़ोस में थोड़े 
समय से अधिक नहीं ठहर सकेंगे ।6।। 
(ये) धुतकारे हुए, जहाँ कहीं भी पाएँ 


जाएँ पकड़ लिए जाएँ और अच्छी प्रकार ६ 


से वध किए जाएँ ।62।* 

(यह) अल्लाह का नियम उन लोगों के 
साथ भी था जो पहले गुज़र चुके हैं । 
और तू अल्लाह के नियम में कदापि कोई 
परितवर्तन नहीं पाएगा ।63। 

लोग तुझ से निश्चित घड़ी के विषय में 
पूछते हैं तू कह दे कि उसका ज्ञान 
केवल अल्लाह के पास है । और तुझे 
क्या पता कि सम्भवतः (वह) घड़ी 
निकट ही हो ! ।64। 

निःसन्देह अल्लाह ने काफ़िरों पर 
लानत डाली है और उनके लिए 
भड़कती हुई अग्नि तैयार की है ।65। 
उसमें वे दीर्घ अवधि तक रहने वाले होंगे। 
न (उसमें अपने लिए) वे कोई संरक्षक 
पाएँगे और न कोई सहायक ।66। 

जिस दिन उनके चेहरे नरक में औंधे किए 
जाएँगे वे कहेंगे काश ! हम अल्लाह का 
आज्ञापालन करते और रसूल का 
आज्ञापालन करते ।67। 

और वे कहेंगे हे हमारे रब्ब ! नि:सन्देह 
हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों का 


{|} 


sino oan 


TEIN 
NX 
७ 
$ 
$७ 
3\ 


£ > 
[a 


EEC Ege 
Vols saS EL (2०9४-५७ 


८523४ 55% _ 4५04: 


295 240 ५६2) DE 53 
¢ ONAL S25 OS 


Li +, [on Cd 3 | CEBU 2८ 
IC ES SAE CSV 
५ ea ED > pe न! ~ 52 7 
Eb Gs clea 


[Es & Ks र be ~ ue) 
Ol 5 & REIN] 


“४-४5 55% ८४ 500) 


~ 


_ Z2 7 
CU 





* आयत 6।-62 इन आयतों में मुनाफ़िक़ों और यहूदियों में से उन उपद्रवियों का उल्लेख है जो मदीना 
में मुसलमानों के विरुद्ध झूठी मनगढ़ंत बातें फैलाते रहते थे | हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से अल्लाह ने वादा किया है कि तू उन पर विजयी होगा और वे तेरे नगर को छोड़ कर चले 
जाएँगे । उस समय ये अल्लाह की ला नत से ग्रसित होंगे और ऐसे हालात होंगे कि जहाँ कहीं भी वे 
पाए जाएँ उनकी पकड़-धकड़ करना और उनका वध करना उचित होगा । 


सूरः 33, अल-अहज़ाब 


आज्ञापालन किया था । अत: उन्होंने 
हमें पथभ्रष्ट कर दिया ।68। 

हे हमारे रब्ब ! उन्हें दुगना अज़ाब दे 
और उन पर बहुत बड़ी लानत 
डाल।69। (रुकू -) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! उन 
लोगों की भाँति न बनो जिन्होंने मूसा 
को दुःख पहुँचाया । फिर जो उन्होंने 
कहा उससे अल्लाह ने उसे बरी कर दिया 
और अल्लाह के निकट वह सम्माननीय 
था ।70। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
का तक़वा धारण करो और साफ़-सीधी 
बात किया करो ।7। 

वह तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्मो का सुधार 
कर देगा और तुम्हारे पापों को क्षमा कर 
देगा । और जो भी अल्लाह और उसके 
रसूल का आज्ञापालन करे तो निःसन्देह 
उसने एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर 
लिया ।72। 

नि:सन्देह हमने अमानत को आसमानों 
और धरती और पर्वतों के समक्ष रखा, 
तो उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर 
दिया और उससे डर गए जबकि सर्वगुण 
सम्पन्न मानव ने उसे उठा लिया । 
निःसन्देह वह (अपने आप पर) बहुत 
अत्याचार करने वाला (और इस 
उत्तरदायित्व के परिणाम से) बिल्कुल 
परवाह न करने वाला था ।73|* 


पारः 22 
BYNES 
i 2 Cin 52 दर > ] < 
> i 5 _ 2042 > | 
SNS Cagis 
Coes VE OGG 


° AO > 


\ 


हट 


b 5 2 es ~ 


E 5 | र 


\ 


2 | | + | 2 2 


ke LS 9० | | | 


() 


{ ६\ 
\ 


|») 294 7 7 


(98550 ,5॥ 75 meld 


se, | 22 93) Gels) Cs 


dl 5 5४5 25 


Pid 


OEE 53s 


LE FR 


| ~) 9 


जब 80 | किखि 22203 0502: 28 
CESSES EC 
# + be by se 2 ६; sy 237 

i)’ SEY 


~ ° & 
BR 


(६२.० 
७0५०६८६-७ >५५ 8४ 


४ इस पवित्र आयत में अन्य समस्त नबियों पर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बड़ाई 
का वर्णन है । क्योंकि कुरआनी शिक्षा स्वरूप जो अमानत अवतरित की जानी थी हज़रत+ 


सूरः 33, अल-अहज़ाब ||] पारः 22 


ताकि अल्लाह मुनाफ़िक़ पुरुषों और .. ४८:४६ oem) 
मुनाफ़िक़ स्त्रियों तथा मुश्रिक़ पुरुषों SES 
और मुश्रिक़ स्त्रियों को अज़ाब दे । १9५१०१“ 
और मोमिन पुरुषों और मोमिन ,,,. ¢ Hees 
स्त्रियों पर प्रायश्चित स्वीकार करते “००१ £2 = 
हुए झुके । और अल्लाह बहुत क्षमा BESTE 
करने वाला (और) बार-बार दया 

करने वाला है ।74। (रुकू -ह) 


ना # 2 


OS) |9 


0-० 





«मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले किसी नबी को यह सामर्थ्य नहीं था कि इस अमानत 
का बोझ उठा सके । अतः अमानत से अभिप्राय पवित्र कुरआन है । अरबी वाकय ज़लूमन जहूलन्‌ 
(स्वयं पर अत्याचार करने वाला और परिणाम से बेपरवाह) का कुछ व्याख्याकार बिल्कुल ग़लत 
अनुवाद करते हैं । ज़लूमन से अभिप्राय किसी अन्य पर नहीं बल्कि स्वयं अपनी जान पर अत्याचार 
करने वाला है जिसने इतना बड़ा बोझ उठा लिया । और जहूलन से अभिप्राय बहुत बड़ा अज्ञानी 
नहीं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जिसने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी संभाली और फिर इसके 
परिणाम से बे-परवाह हो गया । अतः हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर जितने भी अत्याचार हुए हैं 
कुरआन के अवतरण के पश्चात ही आरम्भ हुए हैं । 





(| 
34- सूरः सबा 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 55 आयते हैं । 

इस सूरः का आरम्भ इस आयत से होता है कि समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए 
है जो आसमानों का स्वामी है और धरती भी उसी की स्तुति के गीत गाती है । और 
परलोक में भी उसी की स्तुति के गीत गाए जाएँगे । यहाँ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ओर स्पष्ट संकेत है कि आपके युग में आपके सच्चे सेवक धरती 
और आकाश को अल्लाह की स्तुति और उसके गुणगान से भर देंगे । 

इसके पश्चात पर्वतों की व्याख्या करते हुए यह भी बताया गया है कि पर्वतों से 
अभिप्राय कठिन परिश्रमी पर्वतीय जातियाँ भी होती हैं जैसा कि हज़रत दाऊद अलै. के 
लिए प्रत्यक्ष रूप में पहाड़ों को काम पर नहीं लगाया गया बल्कि पहाड़ों पर बसने वाली 
परिश्रमी जातियों को सेवा में लगा दिया गया था । अतः पिछली सूर: के अंत पर जिन 
पर्वतों का उल्लेख है उनकी व्याख्या यहाँ कर दी गई । 

इस वर्णन के पश्चात्‌ वे जिन्न जो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलैमान अलै. के 
लिए सेवा पर लगाए गए थे और उनसे वह बहुत भारी काम लिया करते थे, उनकी 
व्याख्या की गई कि ये जिन्न मनुष्य रूपी जिन्न थे । ऐसे जिन्न नहीं थे जिनको 
साधारणतः आग के शोलों से बना हुआ समझा जाता है । आग तो पानी में प्रवेश करते 
ही भस्म हो जाती है परन्तु इन जिन्नों के बारे में कुरआन में दूसरे स्थल पर कहा गया है 
कि ये जिन्न ज़ंज़ीरों से बंधे हुए थे हालाँकि आग के जिन्न तो ज़ंज़्ीरों से बांधे नहीं जा 
सकते । और वे समुद्र में डुबकी लगा कर मोती निकालने का काम करते थे । हालाँकि 
आग के बने हुए जिन्न तो समुद्र में डुबकी नहीं मार सकते । ये सारी बातें दाऊद अलै. के 
वंशज के लिए कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक बनाती थीं । अत: हज़रत सुलैमान अलै. 
ने जो शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मूलतः दाऊद के वंशज थे, इस कृतज्ञता का 
हक़ अदा किया । परन्तु जब हज़रत सुलैमान अलै. को यह सूचना दी गई कि उनका पुत्र 
जो उनके पश्चात सिंहासन पर आसीन होगा एक ऐसे शरीर की भाँति होगा जिसमें कोई 
आध्यात्मिक जीवन नहीं होगा । तो उस समय उन्होंने यह दुआ की कि हे अल्लाह ! इस 
दशा में उस समय इस शासन को समाप्त कर दे । मुझे इस भौतिक साम्राज्य से कोई 
मतलब नहीं । अत: बिल्कुल ऐसा ही हुआ । हज़रत सुलैमान अलै. के पश्चात जब 
उनका पुत्र उनका उत्तराधिकारी हुआ तो धीरे-धीरे इन्हीं पर्वतीय जातियों ने यह जानकर 
कि एक बुद्धिहीन व्यक्ति उन पर शासन कर रहा है उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 
हज़रत सुलैमान अलै. का भौतिक साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 


{|} 


जब बड़े-बड़े साम्राज्य टूटा करते हैं तो उस साम्राज्य के नागरिक परस्पर प्रेम के 
कारण यह दुआ करने के स्थान पर कि हे अल्लाह ! हमें एक दूसरे के निकट रख, वे इसके 
विपरीत घृणावश एक दूसरे से दूर हटने की दुआएँ करते हैं । तो ऐसी दशा में वे किस्सा- 
कहानी स्वरूप बना दिए जाते हैं । और अल्लाह के क्रोध की चक्की तले पीसे जाते हैं । 
और फिर उनकी बस्तियों में इतनी दूरी डाल दी जाती है कि उनके बीच एक अद्‌भुत 
वीरानी का दृश्य दिखाई देता है जिसमें झाऊ आदि झाड़ियाँ उगती हैं । हालाँकि इससे 
पूर्व उनको वैभवपूर्ण बागान और खेतियाँ प्रदान की गई थीं । 

पिछली सूर: के अन्त पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जिस 
धैर्य की शिक्षा दी गई थी अब फिर उसी की पुनरावृत्ति की गई है कि तू प्रत्येक दशा में 
धैर्य करता चला जा । फिर एक बहुत बड़ी खुशख़बरी देकर आप सल्ल. के दिल को 
दृढ़ता प्रदान की गई कि पहले के बड़े बड़े साम्राज्य तो छोटी-छोटी जातियों की भाँति हैं 
परन्तु तुझे अल्लाह तआला ने समस्त संसार की आध्यात्मिक राजसत्ता प्रदान की है । 

इसके बाद विरोधियों को दुआ के द्वारा अल्लाह तआला से निर्णय चाहने की ओर 
प्रेरित किया गया है कि वे अकेले-अकेले अथवा दो-दो होकर अल्लाह के समक्ष खड़े 
होकर दुआएँ करें और फिर विचार करें कि ज्ञान और बुद्धि का यह राजकुमार जिसको 
कुरआन प्रदान किया गया है कदापि पागल नहीं है । 

फिर फर्माया, तू इस बात पर विचार कर कि जब वे अत्यन्त बेचैन होंगे और वह 
बेचैनी दूर होने वाली नहीं होगी तो वे निकट के स्थान से पकड़े जाएँगे । निकट का 
स्थान तो प्राणस्नायु है । अर्थात्‌ उनकी जान के अन्दर से उनको कठोर अज़ाब में डाला 
जाएगा । अगली आयत में दूर के मकान से इस ओर संकेत मिलता है कि ऐसे लोगों के 
लिए प्रायश्चित करना बहुत दूर की बात है । जब अपने साथ घटने वाली घटनाओं पर 
भी उनको प्रायश्चित करने की प्रेरणा नहीं मिली तो अल्लाह की पकड़ के भय से, 
जिसे वे बहुत दूर देख रहे हैं उन्हें सम्यक्‌ रूप से प्रायश्चित करने का सामर्थ्य कैसे मिल 
सकता है। ऐसे इनकार करने वालों और उनकी अनुचित इच्छाओं की प्राप्ति के बीच 
सदैव एक रोक डाल दी जाती है । जैसा कि उनसे पूर्व युगीन इनकार करने वालों के 
साथ होता रहा है परन्तु वे अभागे सदा शंकाओं में ही पड़े रहते हैं । 


है782024 


सूरः 34, सबा 





Z 
० 2०0 


oe 9 Uy RE & ८? है ASS 








र जेट जद जद जद जद भह व ह 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
समस्त प्रशंसा अल्लाह ही की है 
जिसका वह सब कुछ है जो आसमानों में 
है और जो धरती में है । और परलोक में 
भी सारी की सारी प्रशंसा उसी की होगी 
और वह बहूत विवेकशील (और) सदा 
ख़बर रखता है ।2। 

वह जानता है जो धरती में प्रविष्ट होता 
है और जो उससे निकलता है और जो 
आकाश से उतरता है और जो उसमें 
चढ़ जाता है । और वह बार-बार दया 
करने वाला (और) बहुत क्षमा करने 
वाला है ।3। 

जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते 
हैं, निर्धारित घड़ी हम पर नहीं 
आएगी । तू कह दे, क्यों नहीं ? मेरे 
रब्ब की क़सम! जो अदृश्य विषय का 
ज्ञाता है, वह (घड़ी) अवश्य तुम पर 
आएगी । उस (अर्थात मेरे रब्ब) से 
आसमानों और धरती में कण भर भी 
अथवा उससे छोटी और न उससे बड़ी 
कोई वस्तु छिपी नहीं रहती, परन्तु 
वह एक सुस्पष्ट पुस्तक में 
(लिपिबद्ध) है ।4। 

ताकि वह उन लोगों को प्रतिफल दे जो 
ईमान लाए और नेक कर्म किये । यही वे 





A A व 


A % ee eS 


Om LD Ms 


७० 3 GS Css il 
ESTEE 4 5 593५५ 
OAS 3 | SS | 529 


६५६ SON GELS 
pe Pl I Fl 4 १० ~ 
336 २ &39% RE dys Gs 


2850 %8 


© | FH न दर | 2 


NCS Y BSH 
rl SSE sos 
od ३४४ 0६५4८ ८5४४ 
SESS ४5 259४७४४ 


| 5] ! ir a ZZ 
OAS GY IST 


7 


+ | FOC OE 5 A 
CRANE NN 


सूरः 34, सबा 


लोग हैं कि उनके लिए क्षमादान और 
सम्मानजनक जीविका है ।5। 

और वे लोग जो हमारे चिह्लों के विषय में 
(हमें) असमर्थ करने का प्रयत्न करते हुए 
दौड़े फिरते हैं, यही वे लोग हैं जिनके लिए 
दिल दहला देने वाले अज्ाब में से एक 
पीड़ाजनक अज़ाब (निश्चित) है ।6। 
और वे लोग जिन्हें ज्ञान प्रदान किया 
गया है वे देख लेंगे कि जो कुछ तेरी ओर 
तेरे रब्ब की ओर से उतारा गया है वही 
सत्य है । और वह पूर्ण प्रभुत्व वाले, 
प्रशंसा के योग्य (अल्लाह) के मार्ग की 
ओर मार्गप्रर्दशन करता है ।7। 

और जिन लोगों ने इनकार किया वे 
कहते हैं कि क्या हम तुम्हें एक ऐसे 
व्यक्ति की सूचना दें जो तुम्हें बताएगा 
कि जब तुम (मरने के बाद) पूर्णतया 
चूर्ण-विचूर्ण कर दिये जाओगे तो फिर 
तुम अवश्य एक नवीन उत्पत्ति के रूप में 
(प्रविष्ट) किए जाओगे ।8। 

क्या उसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है 
अथवा उसे पागलपन हो गया है ? नहीं, 
वास्तविकता यह है कि वे लोग जो 
परलोक पर ईमान नहीं लाते अज़ाब में 
पड़े हैं । और बहुत दूर की पथभ्रष्टता में 
(पड़कर भटक रहे) हैं ।9। 

क्या उन्होंने आकाश और धरती (में 
प्रकट होने वाले चिल्लो) की ओर नहीं 
देखा जो उनके समक्ष हैं अथवा उनसे 
पहले गुज़र चुके हैं । यदि हम चाहें तो 
उन्हें धरती में धंसा दें अथवा उनपर 


४ Oslo 
EATS TENS | 
७2४४४ १२:०० >2 3) 


ERECT SEB 


© ०4 US »-3 ० | 3 | SN oe 
GES) 


$ 


Ce 
ON 


है 


Ret Ate ४ <& 7 
De 2 SR पे नः PR 
HB IYO NE 

"८० 529५४ ०१५१ ०४४० 


CEN 
iedis sl 


CNN Cf libs 
DR 3 > 33,23) नर ९२ + se Ei 


सूरः 34, सबा 


[! 


पारः 22 





आकाश का कोई टुकड़ा गिरा दें । 
निःसन्देह इसमें हर उस भक्त के लिए 


~ 7 Ea Z ES Ee 
ESS) EN A BE HP 


) 


जो झुकने वाला है, एक बहुत बड़ा चिह्न € Oo 2-८६] 459 
है ।॥0। (रुकू ->) 

और निःसन्देह हमने दाऊद को अपनी + $[] Sn 
ओर से एक बड़ी कृपा प्रदान की थी । , हा 
(जब यह आदेश दिया कि) हे पर्वतो ! Op SEs gas 
इसके साथ झुक जाओ और हे पक्षियो ! 


तुम भी । और हमने उसके लिए लोहे को 
नरम कर दिया ।!| 

(और दाऊद से कहा) कि तू शरीर को 
पूर्ण रूप से ढाँपने वाले कवच बना और 
(उनके) घेरे तंग रख । और तुम सब 
पुण्यकर्म करो । निःसन्देह जो कुछ तुम 
करते हो मैं उस पर गहन दृष्टि रखने 
वाला हूँ ।।2।* 

और (हमने) सुलैमान के लिए हवा (को 
काम पर लगा दिया) । उसकी 
प्रातःकालीन यात्रा महीने भर (की 
यात्रा) के बराबर थी और सांयकालीन 
यात्रा भी महीने भर (की यात्रा) के 
बराबर थी । और हमने उसके लिए तांबे 
का स्रोत बहा दिया । और जिन्नों 


2-3 3 fe sl) 
Si aes 
Ox 


of ४355 EPS 
CE ४४८७ Def sss 
SESS yal 





* आयत ।।-2 : इन आयतों में पर्वतों को सेवाधीन करने से अभिप्राय वे परिश्रमी पहाड़ी जातियाँ हैं 
जिन पर हज़रत दाऊद अलै. को विजय प्राप्त हुई और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत भारी 
भरकम काम आप के लिए किया । पक्षियों से अभिप्राय सम्भवतः वे नेक मनुष्य हैं जो आप पर ईमान 
लाए । उन्हें आध्यात्मिक रूप में पक्षी कहा गया है । 
एक और वरदान आप को यह प्रदान किया गया कि आपको लोहा पिघलाने और उससे लाभजनक 
कार्य साधने की कला प्रदान की गई । युद्ध में लोहे के छल्लों से निर्मित कवच आप ही के समय से 
प्रचलित हुए हैं । हज़रत दाऊद अलै. को यह भी निर्देश दिया गया था कि कवच बड़े घेरों वाले न हों 
बल्कि छोटे-छोटे घेरों वाले हों । यदि उन के युग से पहले लौह-कवच बनाए भी जाते थे तो ये 
विशेष तंग घेरों वाले कवचों का निर्माण तो केवल हज़रत दाऊद अलै. के युग से ही आरम्भ हआ था। 


सूरः 34, सबा 


(अर्थात कठोर परिश्रमी पहाड़ी 
जातियों) में से कुछ को (सेवाधीन कर 
दिया) जो उसके सामने उसके रब्ब की 
आदेश से परिश्रम पूर्वक काम करते थे । 
और उनमें से जो भी हमारी आज्ञा का 
उल्लंघन करेगा उसे हम धधकती हुई 
अग्नि का अज़ाब चखाएँगे ।।3।* 

वह जो चाहता था वे उसके लिए बनाते 
थे (अर्थात्‌) बड़े-बड़े दुर्ग और मूर्तियाँ 
और तालाबों की भाँति बड़े-बड़े परात 
और एक ही जगह पड़ी रहने वाली 
(भारी) देगें । हे दाऊद के वंशज ! 
(अल्लाह की) कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
(कृतज्ञता की मर्यादानुरूप) काम करो । 
और मेरे भक्तों में से थोड़े हैं जो (वास्तव 
में) कृतज्ञता प्रकट करने वाले हैं ।।4। 


{!} पारः 22 


6 T2272 ३ e627 o+ ~ न 


© a ५ 47 5 a ० 
2253 ५०४७ ७७१4७२- 


पल EI RICE 
232 4५5; eS SUS 3 0८55 
deemed 28 os Ee 

CFF Gey C39 


* आयत संख्या ।3-।4 : हवाओं को हज़रत सुलैमान अलै. के अधीन करने का यह अर्थ नहीं है कि 
आपने कोई उड़न-खटोला अविष्कार किया था, जैसा कि कुछ व्याख्याकार यह कथा वर्णन करते हैं। 
बल्कि वस्तुतः यहाँ समुद्र के तट पर चलने वाली तेज़ हवाओं का वर्णन है जो एक महीने के पश्चात 
दिशा बदल लेती थीं । उन हवाओं की शक्ति से बादबानी जहाज़ों का तेज़ी से चलना और फिर 
वापिस लौटना ही इस आयत का अभिप्राय है । 
हज़रत दाऊद अलै. को लोहे पर प्रभुत्व प्रदान किया गया था । जबकि हजरत सुलैमान अलै. को एक 
उच्च कोटि की धातु अर्थात तांबे के खान खोदने और उसको विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने की कला 
सिखाई गई । जिन जिन्नों का यहाँ उल्लेख है उनका इससे पहले हज़रत दाऊद अलै. के प्रकरण में भी 
उल्लेख हो चुका है । इससे कठोर परिश्रमी पहाड़ी जातियाँ भाव हैं । अगली आयत में यह वर्णन है 
कि ये इतने बड़े-बड़े श्रमसाध्य काम करते थे जो साधारण उन्ततिशील जातियों के लिए संभव न थे । 
इसकी व्याख्या करते हुए पहले बड़े-बड़े दुर्गो का वर्णन है फिर मूर्तियों का । फिर तालाबों की भाँति 
बड़े बड़े परातों और इतनी भारी और बड़ी-बड़ी देगों का उल्लेख है जो एक ही स्थान पर पड़ी रहती 
थीं । और उनको बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना सरल नहीं होता । इन देगों में 
सम्भवतः आपकी विशाल सेना के लिए भोजन तैयार होता होगा । 
इन नेमतों का वर्णन करने के पश्चात्‌ हज़रत दाऊद अलै. को ही नहीं बल्कि आपके वंशज को भी 
कृतज्ञ होने की ताकीद की गयी है । अर्थात्‌ जब तक कृतज्ञ रहोगे ये नेमतें छीनी नहीं जाएँगी । फिर 
हज़रत सुलैमान अलै. के पुत्र के समय में ये नेमतें समाप्त होती गई । क्योंकि उसमें कोई 
आध्यात्मिकता और प्रशासनिक योग्यता नहीं थी । 


सूरः 34, सबा 


अतः जब हमने उस पर मृत्यु का निर्णय 
लागू कर दिया तो उसकी मृत्यु पर एक 
धरती के कीड़े (अर्थात उसके अवज्ञाकारी 
पुत्र) के अतिरिक्त किसी ने उनको सूचित 
नहीं किया जो उस (के साम्राज्य) की 
लाठी को खा रहा था । फिर जब वह 
(शासन तन्त्र) ध्वस्त हो गया तब जिन्न 
(अर्थात पहाड़ी जातियों) पर यह बात 
खुल गई कि यदि वे अदृश्य विषय का ज्ञान 
रखते तो इस अपमानजनक अज़ाब में न 
पड़े रहते ।।5। 

निःसन्देह सबा (जाति) के लिए भी 
उनके निवास स्थल में एक बड़ा चिह्न 
था। (जिसके) दाँए और बाएँ दो बाग़ 
थे | (हे सबा की जाति !) अपने रब्ब 
की प्रदत्त जीविका में से खाओ और 
उसको कृतज्ञता प्रकट करो । (सबा का 
केन्द्र) एक बहुत अच्छा नगर था और 
(उस नगर का) एक बहुत क्षमा करने 
वाला रब्ब था ।6। 

फिर उन्होंने मुँह मोड़ लिया तो हमने उन 
पर टूटे हए बाँध से (लहरें मारती हुई) 
बाढ़ भेजी । और हमने उनके लिए उनके 
दोनों बाग़ानों को दो ऐसे बागों में 
परिवर्तित कर दिया जो दोनों ही 
स्वादहीन फल और झाउ के पौधों वाले 
तथा कुछ थोड़ी सी बेरियों वाले थे ।।7। 
यह प्रतिफल हमने उनको इस कारण 
दिया कि उन्होंने कृतघ्नता की । और क्या 
अत्यन्त कृतघ्न के अतिरिक्त हम किसी 
को भी (ऐसा) प्रतिफल देते हैं ? ।।8। 


|] | पारः 22 


> g न 394) 2 aE Ia 4% bed 848: 

६ 5६55८.+:॥420 ८२.४ ०५ 
८ Sis 26 SHAS; RR 
4०५०५ bya SIND ss 


DLE 25 कर ५५ 
GG 5 ४ 


कस EEE Ps SA i hi ` हा 2 25% 
[2 | 4) &< /) E AE 
नी 

> 5६६7 
I] 


(डे 2४22 5८६६० 22 [5 
OBI NSC ses OS 


~ 
aC « > 5७ 3% 4 ul BR 
OOS 3 ul L 


7 र 


क \ 


Oe 


et 


| 


5. ।4 7 प i ड Cig! 
GAs 9.5 ५ ser > ५० 


OI) 


सूरः 34, सबा 


और हमने उनके और उन बस्तियों के 
मध्य जिनमें हमने बरकत डाली थी 
पृथक दिखाई देने वाली बस्तियाँ बनाई 
थीं । और उनके मध्य (सरलता पूर्वक) 
चलना फिरना सम्भव बना दिया था । 
(उद्देश्य यह था कि) उनमें तुम रातों को 
और दिनों को निश्चित होकर चलते 
फिरते रहो ।।9। 

फिर (जब वे कृतघ्न हो गए तो) उन्होंने 
कहा, हे हमारे रब्ब ! हमारी यात्राओं 
की दूरी बढ़ा दे । और उन्होंने स्वयं अपने 
आप पर अत्याचार किया । तब हमने 
उनको कथा-कहानी बना दिया और 
उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । निःसन्देह 
इसमें प्रत्येक बहुत धैर्य करने वाले 
(और) बहुत कृतज्ञता प्रकट करने वाले 
के लिए चिह् हैं ।20। 

और निःसन्देह इब्लीस ने उनके 
विरुद्ध अपना विचार सच्चा कर 
दिखाया । अतः उन्होंने उसका 
अनुसरण किया सिवाए मोमिनों में से 
एक गिरोह के ।2]। 

और उसे उन पर कोई प्रभुत्व प्राप्त नहीं 
था । परन्तु हम यह चाहते थे कि जो 
परलोक पर ईमान लाता है उसे उससे 
अलग कर दें जो उस के बारे में शंका में 
(पड़ा) है । और तेरा रब्ब प्रत्येक विषय 
का निरीक्षक है ।22। (रुकू -ह-) 

तू कह दे कि उन्हें पुकारो जिन्हें तुमने 
अल्लाह के सिवा (कुछ) समझ रखा 
है। वे तो आसमानों और धरती में से 


पारः 22 


GSN 92S 


RNS 555 Ab 
SuSE eI 


FTES 


9 256५३ Bg 

5 bs |] ॥ Gb ५2 
NESS GBS Gia 
© र 4 

` % 


ESD 
° 9 ७ 


Z Wg 


के 0५५५५ 4४5 |८5:0 59 


द >> 5 ७ fi 40388, 25 ed 
2.0) SEED SS) Cll sess 


सूरः 34, सबा 


एक कण के समान भी किसी वस्तु के 
स्वामी नहीं । और न ही उन दोनों में 
उनका कोई भाग है । और उनमें से 
कोई भी उस (अर्थात अल्लाह) का 
सहायक नहीं ।23। 

और उसके समक्ष किसी के पक्ष में 
सिफारिश काम नहीं आएगी सिवाए 
उसके, जिसके लिए उसने आज्ञा दी हो । 
यहाँ तक कि जब उनके दिलों से 
घबराहट दूर कर दी जाएगी तो वे 
(अपनी सिफ़ारिश करने वालों से) पूछेंगे 
(अभी) तुम्हारे रब्ब ने क्या कहा था ? 
वे कहेंगे : सत्य (कहा था) । और वह 
बहुत ऊँची शान वाला (और) बहुत 
बड़ा है ।24। 

तू (काफ़िरों से) पूछ कि कौन है जो 
तुम्हें आसमानों और धरती में से 
जीविका प्रदान करता है ? (स्वयं ही) 
कह दे कि अल्लाह और (यह भी कह 
दे कि ) निःसन्देह हम या तुम 
हिदायत पर हैं अथवा खुली-खुली 
पथभ्रष्टता में ।25। 

तू कह दे कि तुम उन अपराधों के बारे में 
नहीं पूछे जाओगे जो हम ने किये । और 
न ही हम उसके बारे में पूछे जाएँगे जो 
तुम करते हो ।26| 

तू कह दे कि हमारा रब्ब हमें एकत्रित 
करेगा । फिर हमारे बीच सत्य के साथ 
निर्णय करेगा । और वह बहुत स्पष्ट 
निर्णय करने वाला (और) स्थायी ज्ञान 
रखने वाला है ।27। 


re +७2” 


पारः 22 


YD 55009 GSN 
Sn ag ON 


ii {2७24 i hs 5 
७ 2७०८४ >&-.१४ ५७३ 


biz 65 PR अर 8८ 68 ६, 2 ८२८ ६४० 
Oss Ye acs) ६६5 Ys 
५६ i 5; FC ५३६ {० 
3७09 5 5७ 2५८८६ CNS 
EET SINE ENE 


Ec Esse 6g 
5) 6 ve 2% 


I~ 
२ 


rr] द्र 55 (65525 Ra 4 
८-४ SLIDE 
न 
o pd |~ ह| 2 5} DI ड 
EEE 5G 
(9 द | ट्‌ | >93 9 b 


३३ + 


सूरः 34, सबा 


{! पारः 22 





तू कह दे कि मुझे वह दिखाओ तो सही 
जिन्हें तुमने साझीदारों के रूप में उसके 
साथ मिला दिया है । ऐसा कदापि नहीं 
बल्कि वही अल्लाह है जो पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) परम विवेकशील है ।28। 
और हमने तुझे सब लोगों के लिए शुभ 
संदेश वाहक और सतर्ककारी बनाकर ही 
भेजा है परन्तु अधिकतर लोग नहीं 
जानते ।29| 

और वे कहते हैं कि यदि तुम सच्चे हो 
तो यह वादा कब (पूरा) होगा ? ।30| 


तू कह दे कि तुम्हारे लिए एक 
(निर्धारित) दिन का वादा है जिससे तुम 
एक क्षण भी न पीछे रह सकते हो और 
न आगे बढ़ सकते हो ।३।। (रुकू -ठ) 
और उन लोगों ने कहा जिन्होंने इनकार 
किया कि हम कदापि इस कुरआन पर 
ईमान नहीं लाएँगे और न उन 
(भविष्यवाणियों) पर जो उसके सामने 
हैं । काश ! तू देख सकता कि जब 
अत्याचारी लोग अपने रब्ब के समक्ष 
ठहराए गए होंगे । उनमें से कुछ-कुछ 
(दूसरों) की ओर बात लौटा रहे होंगे । 
जिन्हें दुर्बल बना दिया गया था वे उनसे 
जिन्होंने अहंकार किया, कहेंगे कि यदि 
तुम न होते तो हम अवश्य मोमिन हो 
जाते ।32। 

जिन लोगों ने अहंकार किया वे उनसे जो 
दुर्बल बना दिए गए थे कहेंगे : क्या हमने 
तुम्हे हिदायत से जब वह तुम्हारे पास 


LOD BS > 
~ > 55.) ~ 
i 


58 ५5५ > 5० 5 2४ 353७ 
SASL EN BY YE 


Oss Ya | | NSE | i 355 


HENS DS 


72% | 


OSS 

7 ~ & €: 5% छू है. 0 Lae 29 
AE03SESY 2 ४१७८४ ANUS 
६6 Fn rs (~ 
EE OOS YAEL 


Leese Cds 
GH soso 
Lge DF GHy 
Oi Bg AEs 
Sioa Oi 

OAT 


54 29 35 > ह pdr i 
io ISG 
(~ ०८४ | 7 RN कं | 57 ~ > ट््ता 
5] x) (५-५७) | Cr aS ~ LS | 


सूरः 34, सबा 


आई, रोका था ? (नहीं) बल्कि तुम 
स्वयं ही अपराधी थे ।33। 

और वे लोग जो दुर्बल बना दिए गए थे, 
उन अहंकारियों से कहेंगे, वस्तुत: यह 
तो रात-दिन किया जाने वाला एक 
छल था । जब तुम हमें इस बात का 
आदेश देते थे कि हम अल्लाह का 
इनकार कर दें और उसके साझीदार 
ठहराएँ । और वे अपने पश्चाताप को 
छिपाते फिरेंगे जब अज़ाब को देखेंगे 
और हम उन लोगों की गर्दनों में तौक़ 
डालेंगे जिन्होंने इनकार किया । कया जो 
वे किया करते थे उसके अतिरिक्त भी 
कोई प्रतिफल दिए जाएँगे ? ।34। 

और हमने जब कभी किसी बस्ती में 
कोई सतर्ककारी भेजा तो उसके संपन्न 
लोगों ने कहा कि जिस संदेश के साथ 
तुम भेजे गए हो हम उसका पुरज़ोर 
इनकार करने वाले हैं ।35। 

और उन्होंने कहा, हम धन और संतान 
में बहुत अधिक हैं और हमें अज़ाब नहीं 
दिया जाएगा ।36। 

तू कह दे, निःसन्देह मेरा रब्ब जिसके 
लिए चाहता है जीविका को विस्तृत कर 
देता है और तंग भी करता है । परन्तु 
अधिकतर लोग नहीं जानते ।37। 

(रक्‌ ग) 
और तुम्हारे धन और तुम्हारी संतान 
ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हें हमारे समक्ष 
निकटता के पद तक ला सकें । सिवाए 
उसके जो ईमान लाया और नेक कर्म 


0 | 


पार; 22 
~ 2 5; pee NEE 
OO >+७ 2-०० £ & 


CD Val FAN OES 


४ irl2237 2. & 


2 65६ |9 हि | 2 uh ३.5... | 
SOIL SEE 

Ee) As is lel 
HEE BENS 
EGY DISS LHS 
0, 

Yrs 3278 3 ४८३ ५ 
SG FFs 
O33 
८ YS TENSES 
OS AAR 5 


EGS Brg 50d 
| A) C9 > 53 
ह्‌ OGY 
iN Ss 24 ५५ 
Cee sles 


2 
re ७ ३३२ 


० 


सूरः 34, सबा 


करता रहा । अतः यही वे लोग हैं 
जिनको उनके कर्मो के बदले जो वे 
करते थे दोहरा प्रतिफल दिया जाएगा । 
और वे अट्रालिकाओं में शांतिपूर्वक 
रहने वाले हैं ।38। 

और वे लोग जो हमारे चिह्नों को 
असमर्थ करने का प्रयत्न करते हुए दौड़े 
फिरते हैं, यही लोग अज़ाब में डाले 
जाने वाले हैं ।39। 

तू कह दे कि निःसन्देह मेरा रब्ब 
अपने भक्तों में से जिसके लिए चाहे 
जीविका को विस्तृत कर देता है । 
और (कभी) उसके लिए (जीविका) 
को संकुचित भी करता है । और जो 
चीज़ भी तुम ख़र्च करते हो तो वही है 
जो उसका प्रतिफल देता है । और वह 
जीविका प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ 
है ।40| 

और जिस दिन वह उन सब को एकत्रित 
करेगा फिर फ़रिश्तों से पूछेगा, क्या ये 
लोग तुम्हारी ही उपासना किया करते 
थे ? ।4]| 

वे कहेंगे, पवित्र है तू | उनके बदले तू 
हमारा मित्र है । बल्कि वे तो जिन्नों 
की उपासना किया करते थे (और) 
इनमें से अधिकतर उन्हीं पर ईमान 
लाने वाले थे ।42। 


00 


पारः 22 


RAL 


isis EES 
ssl 


dasa) | 
OFAN 


< i 5 5+ lx rd 4 42727 72 rT 
BEG JOE SIG SUE 
03a AG 


SEMEL} sO 


4 2 od T Fa 
fy ७s 4330 CE 
! 5% 727 FI EE Al i272 
ks I> 29 _ की 


०७४ 25 ४४४ 287d %४५ 


SS Sa 
OOS 


Di (5 PE Ra 4 22 RIE 
SST BOIL 


(9) 





* आयत संख्या 4।-42 इन आयतों में उन मुश्रिकों का वर्णन है जो वस्तुतः अपने बड़े-बड़े सरदारों को 
उपास्य बना बैठे थे । यहाँ जिन्न से अभिप्राय यही सरदार हैं । मुश्रिक लोग कुछ फरिश्तों के नाम भी 
लिया करते हैं कि वे उनकी उपासना करते हैं । यह फ़रिश्तों पर केवल मिथ्यारोप है और फ़रिश्ते 
क़यामत के दिन इन बातों से स्वयं के पवित्र होने की घोषणा करेंगे । 


सूरः 34, सबा 


अतः आज तुम में से कोई किसी अन्य को 
किसी प्रकार के लाभ पहुँचाने पर समर्थ 
होगा न हानि पहुँचाने का । और हम उन 
लोगों से जिन्होंने अत्याचार किया, 
कहेंगे, इस अग्नि के अज़ाब को चखो 
जिसको तुम झुठलाया करते थे ।43। 

और जब उन के समक्ष हमारी स्पष्ट 
आयतें पढ़ी जाती हैं, वे कहते हैं कि यह 
केवल एक साधारण व्यक्ति है जो तुम्हें 
उससे रोकना चाहता है जिसकी तुम्हारे 
पूर्वज उपासना किया करते थे । और वे 
कहते हैं यह एक बड़े झूठ के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है जो गढ़ लिया गया है । 
और उन लोगों ने जिन्होंने सत्य का 
इनकार किया जब वह उनके पास 
आया, कहा कि यह एक खुला-खुला 
जादू के अतिरिक्त कुछ नहीं ।44। 

और हमने उन्हें कोई पुस्तकें नहीं दी 
जिन्हें वे पढ़ते और उनका उपदेश देते । 
और न ही तुझ से पहले हमने उनकी 
ओर कोई सतर्ककारी भेजा ।45। 

और उन लोगों ने भी झुठला दिया था जो 
उनसे पहले थे । और ये तो उसके दसवें 
भाग को भी नहीं पहुँचे जो हमने उन 
लोगों को प्रदान किया था । अतः 
उन्होंने (भी जब) मेरे रसूलों को 
झुठलाया तो कैसी (कठोर) थी मेरी 
पकड़ ! ।46। (रुकू -न-) 

तू कह दे कि मैं केवल तुम्हें एक बात की 
नसीहत करता हूँ कि तुम दो दो और एक 
एक करके अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। 


|} | पारः 22 
9593 [2४9 CRAY 55 | ० ४५ 


OO HSS ASEH 


SESS ees 


~ 
Ld 


ee & LISS Eid ८ 5 Ww 2A [226 
30१०): Ose 09 
@) 


FA ड र न 55 Be Ibe 9 ~ 
tals ०.७2) Ec) 
Z नी 


Fee Te ZS gos 5 ड हे ~ 5 ~ 
[92% ५८5 sess 
cs ¢ 4 3 [Ee श्र (६2० > 

bilgi esl ४ 355 
र रा ASS ire KE CS द्ः 


)) 


RA OS 


asd sels ache Us 


G 3S »7 (५०.५५ ५७ 


सूरः 34, सबा 





फिर खूब विचार करो । तुम्हारे साथी को 
कोई पागलपन नहीं । वह तो केवल एक 
कठोर अज़ाब से पूर्व तुम्हें सतर्क करने 
वाला (बन कर आया) है ।47। 

तू कह दे, जो भी मैं तुम से बदला 
माँगता हूँ वह तुम्हारे ही लिए है । 
मेरा बदला तो अल्लाह के सिवा किसी 
पर नहीं । और वह प्रत्येक वस्तु पर 
साक्षी है ।48| 

तू कह दे कि निःसन्देह मेरा रब्ब सत्य के 
द्वारा (झूठ पर) प्रहार करता है । (वह) 
अदृश्य विषयों का बहुत जानने वाला 
(है) ।49। 

तू कह दे कि सत्य आ चुका है और 
मिथ्या न तो (कुछ) आरम्भ कर सकता 
है और न (उसे) दोहरा सकता है ।50। 
तू कह दे कि यदि मैं पथभ्रष्ट हो जाऊँ 
तो मैं स्वयं अपने (हित के) विरुद्ध 
पथभ्रष्ट हुँगा । और यदि मैं हिदायत पा 
जाऊँ तो (ऐसा केवल) इस लिए 
(होगा) कि मेरा रब्ब मेरी ओर वहइ 
करता है । निःसन्देह वह बहुत सुनने 
वाला (और) निकट रहने वाला है ।5।| 
और काश ! तू देख सके जब वे 
अत्यन्त घबराहट का आभास करेंगे 
और (उसका) समाप्त होना किसी 
प्रकार संभव न होगा और वे समीप के 
स्थान से (अर्थात्‌ शीघ्रता पूर्वक) पकड़े 
जाएँगे ।52। 

और वे कहेंगे, हम उस पर ईमान ले आए 
परन्तु एक दूर के स्थान से उनका (ईमान 


| | A) १७१ + Reb Gs 
५5505 les EMTs 


Fo ६ 


@ 2 


gs 


~ 


~ 


SUE oy PIE 35S it 
© pe] 

UG Ssg sis 
OS 5५ 

Cr SN ERD 
oi ES G5 


> 


IUD COP 2,55। ५.5 >५ 


सूरः 34, सबा 


को) पकड़ लेना कैसे सम्भव हो सकता 
है ।53। 
हालाँकि वे इससे पूर्व उसका इनकार कर 
चुके थे । और वे एक दूर के स्थान से 
अदृश्य (विषयों) में अटकल पच्चू के 
तीर चलाएँगे ।54। 
और उनके और जो वे चाहेंगे उसके बीच 
एक रोक डाल दी जाएगी जैसा कि उससे 
पहले उनके जैसे लोगों के साथ किया 
गया । निःसन्देह वे सदा एक बेचैन कर 
देने वाली शंका में पड़े रहे ।55। 

(रुकू नृ) 


{}! पारः 22 


9४ 


5 7 C) ss Ks Fe 
Sis s (४: 24 2745 
O09 50262 १)-६६---5१ 

OLS OEE] 


~ 2 
Meee ~ 223६ ड 


6 CO मर (० ~ 
Er TAEDA TDI) 
be 


HE) 05% >६०६९ ds 
प्‌ 


tT 


€ द El ्ः 


(}) 


35- सूरः फ़ातिर 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 46 आयते हैं । 

इस सूर: का आरम्भ भी इससे पूर्ववर्ती सूर: की भाँति अल्हम्दु शब्द से हुआ है । 
पिछली सूर: में धरती व आकाश पर अल्लाह तआला की बादशाही और समस्त 
ब्रह्माण्ड का अल्लाह तआला की स्तुति में लीन रहने का वर्णन है । अल्लाह तआला ने 
जब धरती और आकाश को पहली बार उत्पन्न किया तो इस पर हमें उसकी स्तुति 
करने का आदेश दिया गया है । क्योंकि धरती और आकाश को आरम्भ में उत्पन्न करना 
उद्देश्यहीन नहीं हो सकता । यहाँ धरती और आकाश के अस्तित्व से पूर्व एक सृष्टिकर्ता 
रब्ब की कृपा का उल्लेख किया गया है । 

आयत सं. 2 में उन फ़रिश्तों का वर्णन है जो दो-दो और तीन-तीन तथा चार- 
चार पंख रखते हैं । इससे कदापि यह तात्पर्य नहीं कि फ़रिश्तों के भौतिक पंख भी होते 
हैं । बल्कि यहाँ पदार्थ के चार मौलिक रासायनिक संयोजन का वर्णन है जिसके परिणाम 
स्वरूप समस्त रासायनिक चमत्कार प्रकट होते हैं विशेषकर आस्तिक वैज्ञानिक इस 
ओर हमारा ध्यान खींचते है कि कार्बन के चार रासायनिक संयोजन का अन्य पदार्थो के 
साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम-स्वरूप वह जीवन अस्तित्व में आया है जिसे 
वैज्ञानिक Carbon ७५९५ ]f (कार्बन आधारित जीवन) कहते हैं । पवित्र कुरआन 
की इस आयत में यह वर्णन कर दिया गया कि इससे अधिक पंख वाले फ़रिश्ते भी हैं । 
जिनको तुम अब तक नहीं जानते और उनके प्रभाव से बहुत से महत्वपूर्ण रासायनिक 
परिवर्तन होंगे, जिनको इस समय मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता । 

इस सूरः में एक बार फिर दो ऐसे समुद्रो का वर्णन किया गया है जिनमें से एक का 
पानी खारा और एक का मीठा है । परन्तु अल्लाह तआला की आश्चर्यजनक उत्पत्ति है 
कि खारे पानी में पलने वाले जीवों का माँस भी मीठा ही रहता है और मीठे पानी में पलने 
वाले जीवों का माँस भी मीठा ही होता है । यह कैसे संभव हुआ कि खारा जल लगातार 
पीने वाली मछलियों का माँस उस जल के खारे प्रभावों से पूर्णतया मुक्त है । 

इसके पश्चात ऐसी आयतें (सं. ।7, ।8) आती हैं जो मानवजाति को सावधान 
कर रही हैं कि यदि तुमने अल्लाह तआला की नेमतों पर कृतज्ञता प्रकट नहीं की और 
उसके इनकार पर डटे रहे तो यदि अल्लाह चाहे तो तुम्हें धरती पर से समाप्त कर दे और 
तुम्हारे स्थान पर एक और सृष्टि को ले आए और ऐसा करना अल्लाह के सामर्थ्य से 
बाहर नहीं है । 

इसके पश्चात फिर मनुष्य को ध्यान दिलाया गया कि धरती पर जीवन का प्रत्येक 


0) | 


रूप आकाश से बरसने वाले जल पर ही निर्भर है । इस जल से विभिन्न प्रकार के फल 
उगते हैं । उनके रंग भिन्न-भिन्न हैं । यह रंगों की विभिन्नता इस बात की ओर संकेत 
करती है कि जिस प्रकार एक ही रंग की मिट्टी से उत्पन्न फलों के तुम विभिन्न रंग 
देखते हो, इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य एक ही आदम की संतान हैं परन्तु उनके रंग भी 
भिन्न-भिन्न हैं और उनकी भाषाएँ भी भिन्न भिन्न हैं । हालाँकि उनकी भाषाएँ एक ही 
भाषा से निकलीं और अब उनके मध्य कोई भी समानता दिखाई नहीं देती सिवाए उन 
सूक्ष्मदर्शियों के जिनको अल्लाह तआला ज्ञान प्रदान करे । 

ये लोग जो अल्लाह का साझीदार ठहराते हैं, धरती में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं 
के प्रसंग से तो उसका कोई साझीदार ठहरा नहीं सकते । तो क्या फिर उनकी कल्पना 
उन आसमानों में अल्लाह के साझीदार ठहराती है जिन आसमानों का उनको कुछ भी 
ज्ञान नहीं । 

इसके पश्चात मानव-जाति को सावधान किया गया है कि धरती और आकाश 
अपने आप अपनी धुरियों पर स्थित नहीं हैं बल्कि यदि अल्लाह तआला की शक्ति के 
हाथ उनको लगातार थामे न रखें और यदि एक बार ये अपनी धुरियों से हट जाएँ तो 
धरती और आकाश में महाप्रलय आ जाएगा और कभी फिर दोबारा आकाशीय पिण्ड 
किसी धुरी पर स्थित नहीं हो सकेंगे । 


ज्र 


सूरः 35, फ़ातिर 











> 2 


A, ६4 


बट, बट, ग 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

सम्पूर्ण स्तुति अल्लाह ही के लिए है 
जो आसमानों और धरती का पैदा 
करने वाला है । फ़रिश्तों को दो-दो, 
तीन-तीन और चार-चार पंखों 
(अर्थात्‌ शक्तियों) वाले दूत बनाने 
वाला । वह सृष्टि में जो चाहता है 
बढ़ोत्तरी करता है । निःसन्देह अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी 
सामर्थ्य रखता है ।2। 

अल्लाह मनुष्यों के लिए जो कृपा जारी 
कर दे उसे कोई रोकने वाला नहीं । और 
जिस वस्तु को वह रोक दे उसे उसके 
(रोकने) के पश्चात कोई जारी करने 
वाला नहीं और वह पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।3। 

हे लोगो ! अपने ऊपर अल्लाह की नेमत 
को याद करो । कया अल्लाह के सिवा भी 
कोई स्रष्टा है जो तुम्हें आकाश और 
धरती से जीविका प्रदान करता है ? 
उसके सिवा कोई उपास्य नहीं । अतः 
तुम कहाँ उल्टे फिराए जाते हो ।4। 

और यदि वे तुझे झुठला दें तो तुझ से 
पहले भी कई रसूल झुठलाए गए । और 
अल्लाह ही की ओर सब मामले लौटाए 
जाएँगे ।5। 





Soh bis 
ses 


Ni EE aSG 
OA 5764 WE 
OAS ४ Nl 29 ०२०४ ७१ 


SEES SIGE 
5255) REGS as 
FICS CUD ESE 

७८३४४ 
IEEE 


OHVs as 


सूरः 35, फ़ातिर 


हे लोगो ! अल्लाह का वादा निःसन्देह 
सच्चा है । अतः तुम्हें सांसारिक जीवन 
कदापि किसी धोखे में न डाले और 
अल्लाह के विषय में तुम्हें बड़ा 
धोखेबाज़ (अर्थात्‌ शैतान) कदापि 
धोखा न दे सके ।6। 

निःसन्देह शैतान तुम्हारा शत्रु है । अतः 
उसे शत्रु ही बनाए रखो । वह अपने 
गिरोह को केवल इस उद्देश्य से बुलाता है 
ताकि वे धधकती हुई अग्नि में पड़ने 
वालों में से हो जाएँ ।7। 

जिन लोगों ने इनकार किया उनके 
लिए कठोर अज़ाब है । और जो लोग 
ईमान लाए और नेक कर्म किए उनके 
लिए क्षमादान है और बहुत बड़ा 
प्रतिफल है ।8। (रुकू न) 

अतः क्या जिसे उसका कु-कर्म सुन्दर 
करके दिखाया जाए और वह उसे सुन्दर 
देखने लगे (उससे अधिक धोखा खाया 
हुआ और कौन होगा ?) अतः 
निःसन्देह अल्लाह जिसे चाहता है 
पथभ्रष्ट ठहराता है और जिसे चाहता है 
हिदायत देता है । अतः तेरा दिल उन पर 
पछतावा करते-करते (बैठ) न जाये । 
निःसन्देह अल्लाह खूब जानता है जो 
कुछ वे करते हैं ।9। 

और अल्लाह वह है जिसने हवाओं को 
भेजा । अतः वे बादलों को उठाती हैं । 
फिर हम उसे एक मृत बस्ती की ओर 
हाँक ले जाते हैं फिर उसके द्वारा धरती 
को उसकी मृतावस्था के पश्चात जीवित 


।}| पारः 22 


EEE Sit 


LEGS | - 0८८४८ 


20 gs 


ONY 


2 
bs a4 


34294 


3६६ 


es 
EE 
| 
\ 
+ 

पल 
३०६४ 

हा 


3356 
र जी ‘+ | ) > | 9“. [ 


h BA w 
OB, | 


ई < 5 


SNE NCO IE ८ 2३० 
ssa 
रद CSREES 


[ नाल 4८ ~ 52 रस 
2 | 3 560) ८ cE a (रे Ce | 


) 
) 


OAS £ Lhd) 0४ 
BO CES NS sg 


Z 22 


7 CE DoT vz 


CEL RSE PEGs 


सूरः 35, फ़ातिर 


कर देते हैं । इसी प्रकार दोबारा जी 
उठना है ।॥0। 

जो भी सम्मान का इच्छुक है तो 
अल्लाह ही के अधीन सब सम्मान है । 
उसी की ओर पवित्र बात उठती है 
और उसे नेक कर्म ऊँचाई की ओर ले 
जाता है और वे लोग जो बुरी योजनाएँ 
बनाते हैं उनके लिए कठोर अज़ाब 
(निश्चित) है और उनकी योजना 
अवश्य व्यर्थ जाएगी ।।।|* 

और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया । फिर वीर्य से, फिर तुम्हें जोड़े 
बनाया । और कोई स्त्री गर्भवती नहीं 
होती और न ही वह बच्चा जनती है 
परन्तु उस के ज्ञान के अनुसार । और 
कोई वृद्ध (मनुष्य) दीर्घायु नहीं पाता 
और न उसकी आयु से कुछ कम किया 
जाता है, परन्तु वह (एक) ग्रंथ में 
मौजूद है । निःसन्देह यह (बात) 
अल्लाह के लिए सरल है ।।2। 

और दो समुद्र एक ही जैसे नहीं हो 
सकते। यह अत्यन्त मीठे पानी वाला है । 
इसका पीना स्वादिष्ट और रुचिकर है 
और यह (दूसरा) खूब नमकीन (और) 
खारा है और तुम इन सभी से ताज़ा माँस 
खाते हो और सौन्दर्य के वे सामान 
निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो और 
तू उसमें नौकाओं को देखेगा कि वे 


(| पारः 22 


| 2 


OIE UW 220 57 


५426 


Cosi SOE 
UES SN I 4५.4 42) 
5-2 ४2०29 हट 5 GL 
5 pias 
03% 3s 

54% 2.० »४ ei BEC 
AGE Es Essa 
Cid 6g ००५० YEE 


> ~ ww T uk | | (rd | (3 
ORS ES 


Fo हर 4 oS ‘a 27 ~ 
9८-८४ OANA Gs 
RE? 


ESE 


285 हें 
० 20% 


Oo 3 CyB isis 
ABN S59 Goad 





* कुछ लोग दुनिया के बड़े लोगों से मेल-मिलाप रखने में अपना सम्मान समझते हैं । परन्तु मोमिनों 
को यह विश्वास दिलाया गया है कि सम्मान अल्लाह ही की ओर से प्रदान होता है और विरोधी 
उनको दुनिया में अपमानित करने का जो भी प्रयास करेगा वे व्यर्थ जाएगा । 


सूरः 35, फ़ातिर 


(पानी को) चीरते हुए चलती हैं (यह 
व्यवस्था इस लिए है) ताकि तुम उसकी 
कृपा में से कुछ ढूँढो और तुम कृतज्ञता 
प्रकट करो ।।3। 

वह रात को दिन में प्रविष्ट करता है और 
दिन को रात में प्रविष्ट करता है और 
उसने सूर्य और चन्द्रमा को सेवा में लगा 
दिया है । प्रत्येक अपने निर्धारित समय 
की ओर चल रहा है । यह है अल्लाह, 
तुम्हारा रब्ब | उसी की बादशाहत है । 
और जिन लोगों को तुम उसके सिवा 
पुकारते हो वे खजूर की गुठली की 
झिल्ली के भी स्वामी नहीं ।।4। 

यदि तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी 
पुकार नहीं सुनेंगे और यदि सुन भी लें तो 
तुम्हें उत्तर नहीं देंगे । और क़यामत के 
दिन तुम्हारे उपास्य ठहराने का इनकार 
कर देंगे । और तुझे एक महान सूचना 


देने वाले की भाँति कोई और सतर्क नहीं £ 4 


कर सकता ॥5। (रुकू न) 

हे लोगो ! तुम ही हो जो अल्लाह पर 
निर्भर हो और अल्लाह निःस्पृह 
(और) समस्त प्रकार की स्तुति का 
स्वामी है ।।6। 

यदि वह चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक 
नई सृष्टि ले आए ।॥7। 

और यह अल्लाह के लिए कदापि कठिन 
नहीं ।।8। 

और कोई बोझ उठाने वाली (जान) 
किसी दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी । 
और यदि कोई बोझ से लदी हुई अपने 


(| | पारः 22 


be x 6 tz 428 > ee ~~ 
a9 RD Ja) > | 94 
A 2 a 
OI 
४ 56 > sl RZ (टी pe 72 5 
MEISE 2५2७) 3 ES 
> SS a Goze 
AN" SOS 
> है 2,9०9 ०२ 57d 2 ५२ 
४233 _20%#-० HHS SE 
> sla 5.9.9 ~ ey 7० Lod 

CESK Sede 

~ 6 2 GE RjsRZ INF ४ ०9४० ८६ २ 
2 ८49 7 + CEE) I 2 5 2 ~ 
AN 5 LSS Peal Gl es 
4 NS a fob Fees 5 & > gf 
GENS 255 56 465 


हे A 3 
॥० I> 
¢" 


{ 


dls az 


—— 


7A 2 5} ६ 
gen 4076 88 
(9 a क || ४ हज 4 | ~ 
OE 


EI ENO Ec OIE ०.2 ०८५०2 
E50} 503 DISS 


> 
द 2 y2 ~ Fro 
र 5 % Xs ५३०३ ~ 32 Y Gis ~ | > | | | 558 हा &2 


सूरः 35, फ़ातिर 


बोझ की ओर बुलाएगी तो उस (के 
बोझ में) से कुछ भी न उठाया जाएगा 
चाहे वह निकट संबंधी ही क्यों न हो । 
तू केवल उन लोगों को सतर्क कर 
सकता है जो अपने रब्ब से उसके 
अदृश्य होने पर भी भयभीत रहते हैं । 
और नमाज़ को क़ायम करते हैं । और 
जो भी पवित्रता धारण करे तो अपनी 
ही जान के लिए पवित्रता धारण करता 
है । और अल्लाह की ओर ही अन्तिम 
ठिकाना है ।।9। 

और अंधा और आँखों वाला एक जैसे 
नहीं होते ।20। 


और न अन्धकार और आलोक ।2।। 
और न छाया और धूप ।22। 


इसी प्रकार जीवित और मृत भी 
बराबर नहीं होते । निःसन्देह अल्लाह 
जिसे चाहता है सुनाता है । और जो 
क़ब्रों में पड़े हैं तू उन्हें कदापि नहीं 
सुना सकता ।23। 

तू तो केवल एक सावधान करने वाला 
है ।24। 

निःसन्देह हमने तुझे सत्य के साथ शुभ- 
समाचार दाता और सतर्ककारी बना कर 
भेजा है । और कोई समुदाय (ऐसा) 
नहीं जिसकी ओर कोई सतर्ककारी न 
आया हो ।25। 

और यदि वे तुझे झुठला दें तो निःसन्देह 
जो लोग उनसे पहले थे वे भी झुठला 


(| | पारः 22 


ei ०2 L$ 2) [er 355 
GHEE ho ss 
bg PS] ¢ 2 sis eo > ५-4६३” 
33a) sa | > ४१-०० Ooo 

> Did 


EPI 


3 Es iz < %27 i ~ 
60 4-4: ५०६७ Epon 


द SN) 


3 4४ 3 if 4+ tz 
OH ४9 YS 


SINS 


~~ 
ह ~ 


4 iz? 7dr CIC {22 हि 


5० (६8 a Fe fo 
Ss ५० Yili 


ह) 
9 


HE 


द 
$257 


2 5 6 i &] >> ५ 2 | > ~ 
८०-०७ ४9057 :!५ 


सूरः 35, फ़ातिर 


चुके हैं | उनके पास भी उनके रसूल 
स्पष्ट चिह्न और अलग-अलग ग्रन्थ तथा 
उज्ज्वल पुस्तक लेकर आए थे ।26। 

फिर जिन्होंने इनकार किया, मैंने उन्हें 
पकड़ लिया । अत: कैसा कठोर थी मेरी 
पकड़ ! ।27। (रुकू उ ) 

क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आकाश 
से पानी उतारता है । फिर हम भाँति- 
भाँति के फल उससे पैदा करते हैं जिनके 
रंग भिन्न भिन्न हैं । और पहाड़ों में कुछ 
सफेद टुकड़े हैं और कुछ लाल हैं । उनके 
रंग भिन्न-भिन्न हैं और (उनमें) काले 
स्याह रंगों वाले भी हैं ।28। 

और इसी प्रकार लोगों में और धरती पर 
चलने फिरने वाले प्राणियों में और 
चौपायों में से ऐसे हैं कि प्रत्येक के रंग 
भिन्न-भिन्न हैं । निःसन्देह अल्लाह के 
भक्तों में से वे ही उससे डरते हैं जो ज्ञान 
रखने वाले हैं । निःसन्देह अल्लाह पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) बहुत क्षमा करने 
वाला है ।29| 

निःसन्देह वे लोग जो अल्लाह की पुस्तक 
को पढ़ते हैं और नमाज़ को क़ायम करते 
हैं । और जो हमने उनको प्रदान किया है 
उसमें से गुप्त रूप से भी खर्च करते हैं 
और व्यक्त रूप से भी । वे ऐसे व्यापार 
की आशा लगाए हुए हैं जो कभी नष्ट 
नहीं होगा ।30। 

ताकि वह उनको उनके प्रतिफल (उनके 
सामर्थ्यं के अनुसार) भरपूर दे बल्कि 
अपनी कृपा से उन्हें उससे भी अधिक 


{|| पारः 22 


Cr 3 ३५ SE 5% 2 
el 2-०७६-०2 ०७४ SS 
5 
Ol ५८5) 5 2 9५5 


~ 


KS) 
Si BES Bis 


P22 ५ (4. ४ 


~ 9 Ua EY 


CRUE 5 2५ 
Ls Sid 9 ०5३८ 


PY 


|) ~ 
न w, ५ 


©) si 
PAEEPNS gg] 
i Ais Eo HBTs iol 


€) 5 cy 5) i Os Sa ५०३ 


सूरः 35, फ़ातिर 


बढ़ाए । नि:सन्देह वह क्षमा करने वाला 
(और) अत्यन्त गुणग्राही है ।3]। 

और जो हमने तेरी ओर पुस्तक में से 
वहइ किया है वही सत्य है । (वह) 
उसकी पुष्टि करने वाला है जो उसके 
सामने है । निःसन्देह अल्लाह अपने 
भक्तों से सदा अवगत रहने वाला (और 
उन पर) गहन दृष्टि रखने वाला है ।32। 
फिर हमने अपने भक्तों में से जिन्हें चुन 
लिया उन्हें पुस्तक का उत्तराधिकारी 
बना दिया । अत: उनमें से कुछ ऐसे भी 
हैं जो अपनी जान के पक्ष में अत्याचारी 
हैं और ऐसे भी हैं जो मध्यमार्गी हैं और 
उनमें ऐसे भी हैं जो नेकियों में अल्लाह 
की आज्ञा से आगे बढ़ जाने वाले हैं । 
यही है जो बहुत बड़ी कृपा है ।33।* 
चिरस्थायी स्वर्ग हैं जिनमें वे प्रविष्ट 
होंगे। वे उनमें सोने के कंगन और मोती 
पहनाए जाएँगे और उनमें उनका वस्त्र 
रेशम होगा ।34। 


और वे कहेंगे कि समस्त प्रशंसा 
अल्लाह ही के लिए है जिसने हम से 
शोक दूर कर दिया । निःसन्देह हमारा 
रब्ब बहुत ही क्षमा करने वाला (और) 
गुणग्राही है ।35। 

जिसने अपनी कृपा से हमें एक विशेष 
दर्जा वाले घर में उतारा है । इसमें हमें न 


{|| पारः 22 


RS हू 5 25 
७9) i 4] 


9% US Csi. isis 


w 72 


\ 


| 6 ) SS ७ 


5 | 
Fs ना हा कस सं अं | 
CESS 


~ 


Cis iS 53s 
gs oo 2 GS 


el \ 


OGD Plage SR : 
Sal 


2, 2 RS 


OSS asl 


UE Caf oad iiss 


(9 ss 2 LO 


I 
| 


E ५.०५ > Cie द्‌ de शक हु! 
(७०७ Cy daa) ek sy) 





5 यहाँ मोमिनों की क्रमशः तीन अवस्थाओं का वर्णन है । एक वे जिन में पाप की गंदगी होती है और 
वे ज़ोर-ज़बरदस्ती से अपनी तामसिक प्रवृत्ति को अल्लाह तआला के मार्ग की ओर मोड़ते हैं । दूसरे 
वे जो मध्यमार्गी हैं । और तीसरे वे जो पुण्य कर्म में सबसे आगे बढ़ने वाले हैं । 


सूरः 35, फ़ातिर 


कोई कठिनाई पहुँचेगी और न कोई 
थकावट छुएगी ।36। 


और वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
उनके लिए नरक की आग है । न तो 
उनका फैसला निपटाया जाएगा कि वे 
मर जाएँ । और न ही उस (अग्नि) के 
अज़ाब में उनसे कमी की जाएगी । इसी 
प्रकार हम प्रत्येक कृतघ्न को प्रतिफल 
दिया करते हैं ।37। 

और वे उसमें चीख़ रहे होंगे, हे हमारे 
रब्ब ! हमें निकाल ले । हम नेक-कर्म 
करेंगे जो हम किया करते थे वे उनसे 
भिन्न होंगे । क्या हमने तुम्हें इतनी आयु 
नहीं दी थी कि जिसमें कोई उपदेश ग्रहण 
करने वाला उपदेश ग्रहण कर सके ? 
इसी प्रकार तुम्हारे पास एक सतर्क करने 
वाला भी आया था । अतः (अपने 
अत्याचार का प्रतिफल) चखो और 
अत्याचार करने वालों के पक्ष में कोई 
सहायक नहीं ।38। (रुकू उ) 
अल्लाह नि:सन्देह आकाशो और धरती 
के अदृश्य को जानने वाला है। वह 
निःसन्देह उसका ज्ञान रखता है जो कुछ 
सीनों में है ।39। 

वही है जिसने तुम्हें धरती में 
उत्तराधिकारी बनाया । अत: जो इनकार 
करे उसका इनकार उसी पर पड़ेगा । 
और काफिरों को उनका कुफ्र उनके रब्ब 
के निकट सिवाए (उसकी) नाराज़गी के 
किसी चीज़ में नहीं बढ़ाता । और 


{|} पारः 22 


(६४ ISR 75% 5 FR ~ i 64 2222 ५ 
Cee eS eS eg ४ 
ed कक के ed कक 


8५०१ 
diy SNS 
CSS Ys PS ८: ८2८ 

OSES Wi 


iE (६७ 82% ०८ 339 
Miele Me puis Ble 
Sy L352 >)9| 
59080 85557 5 0 26५ ; 


£ 


6 A 
2 
& 2 2 


Nh 


+ ii» ise 5% ठ ~ 5 
SEIN SS CN) 
34) 55 % 622 ~ rf 
® )3०५०॥ ०-०५ Silas] 


+ 5६१, 2 I pd zz > क 72 
SE IY El न ye 


[25 0 GLY Fr 3 र 


सूरः 35, फ़ातिर 


काफ़िरों को उनका कुफ़् घाटे के 
अतिरिक्त और किसी चीज़ में नहीं 
बढ़ाता ।40। 

तू पूछ, क्‍या तुमने अपने वे 
(काल्पनिक) साझीदार देखे हैं जिन्हें 
तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ? मुझे 
दिखाओ तो सही कि उन्होंने धरती में से 
क्या पैदा किया है अथवा उनके लिए 
(केवल) आसमानों में साझीदारी है । या 
क्या हमने उन्हें कोई पुस्तक दी थी, फिर 
वे उसके आधार पर एक स्पष्ट तर्क पर 
स्थित हैं ? नहीं, बल्कि अत्याचारियों में 
से उनके कुछ, कुछ दूसरों से केवल धोखे 
का वादा करते हैं ।4]। 

निःसन्देह अल्लाह आकाशों और धरती 
को रोके हुए है कि वे टल न जायँ । और 
यदि वे दोनों (एक बार) टल गए तो 
उसके पश्चात कोई नहीं जो फिर उन्हें 
थाम सके । निःसन्देह वह बहुत 
सहनशील (और) बहुत क्षमा करने 
वाला है ।42। 

और उन्होंने अल्लाह की पक्की क़समें 
खाई कि यदि उनके पास कोई 
सतर्ककारी आया तो अवश्य वे प्रत्येक 
समुदाय से बढ़ कर हिदायत पा जाएँगे। 
अत: जब उनके पास कोई सतर्ककारी 
आया तो (उसका आना) उन्हें घृणा के 
अतिरिक्त किसी चीज़ में न बढ़ा 
सका।43। 

(उनके) धरती में अहंकार करने और 
बुरी योजना बनाने के कारण से (ऐसा 


{|} पारः 22 


§ LY 2 > i=) | A न्हा te 
OS 


Z 2X 


Ose SERS RIC JEPSEN Is 


Gels ३३5३ 45.0) 332 
[os lG Eagle 
3] |; 4 dees 


©l35 Yas ASO sl) 


NSD EEN SWF NB 


2 SE Lg Gls 
bess a 


62 39 ४) IASG 


CNS 23 VAC 


सूरः 35, फ़ातिर 


हुआ) । और बुरी योजना केवल योजना 
बनाने वाले को ही घेरती है । अत: क्या 
वे पहले लोगों (पर जारी होने वाले 
अल्लाह) के विधान के सिवा कुछ और 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? अत: तू कदापि 
अल्लाह के विधान में कोई परिवर्तन नहीं 
पाएगा तथा तू कदापि अल्लाह के विधान 
को टलते हुए नहीं पाएगा ।44। 

क्या उन्होंने धरती में भ्रमण नहीं किया कि 
वे देख लेते कि उन लोगों का क्या अन्त 
हुआ जो उनसे पहले थे ? हालाँकि वे 
शक्ति में उनसे बढ़ कर थे । और अल्लाह 
ऐसा नहीं कि आकाशों अथवा धरती में 
कोई चीज़ भी उसे विवश कर सके । 
निःसन्देह वह स्थायी ज्ञान रखने वाला 
(और) सामर्थ्य रखने वाला है ।45। 

और यदि अल्लाह लोगों की उसके 
परिणाम स्वरूप धर-पकड़ करता जो 
उन्होंने कमाया, तो इस (धरती) की 
पीठ पर कोई चलने फिरने वाला प्राणी 
बाक़ी न छोड़ता । परन्तु वह उनको 
(अन्तिम) निर्धारित समय तक ढील देता 
है । फिर जब उनका (निर्धारित) समय 
आ जाएगा तो (खूब खुल जाएगा कि) 
निःसन्देह अल्लाह अपने भक्तों पर गहन 
दृष्टि रखने वाला है ।46|" (रुकू -#) 


[|| 


पारः 22 
CYS ASSAYS 
OASYS) <3 (९७ 


Bs 2 BI 
<०0५३००८०४३॥ ५३८८४ LS 
40॥865559 27 55॥ Bs 
NG €# 2 ४5००७ 
25 ८० ८8४५5| 259५३ 
GSE NN कह. 
BBE 


Dd 
~ र र 





इस आयत में पाप को तो मनुष्य की ओर संबंधित किया गया परन्तु इसके परिणाम में पशुओं के 
विनाश का वर्णन किया गया !? जिसका यह अर्थ नहीं कि करे कोई और भरे कोई । बल्कि 
वास्तविकता यह है कि पशुओं के विनाश की स्थिति में यह दण्ड वस्तुतः मनुष्यों को ही मिलता है 
क्योंकि मनुष्य जीवन पशुओं पर निर्भर है । यदि पशु समाप्त हो जाएँ तो मनुष्यों का जीवित रहना 
संभव नहीं । यहाँ अरबी शब्द दाब्बतुन से अभिप्राय धरती पर चलने फिरने और रेगने वाले प्रत्येक 


प्रकार के जीव हैं । 


{4 


36- सूरः यासीन 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 84 आयते हैं । 

पिछली सूरः के अन्त पर काफिरों की उस दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है 
कि यदि उनके पास कोई सतर्ककारी आता तो वे पूर्ववर्ती सभी धर्मानुयायिओं से बढ़ 
कर उसकी लाई हुई हिदायत पर ईमान ले आते । सूरः यासीन की प्रारम्भिक आयतों में 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सम्बोधित करते हुए अल्लाह तआला 
कहता है कि तुझे हमने एक ऐसी जाति की ओर भेजा है जिसके पूर्वजों के निकट एक 
लम्बे समय से कोई सतर्ककारी नहीं आया था । परन्तु इस पर भी उनमें से अधिकतर के 
सम्बन्ध में अल्लाह तआला का यह कथन सत्य सिद्ध हुआ कि वे ईमान नहीं लाएँगे । 
अतः पिछली सूर: के अन्त पर काफिरों का यह दावा कि उनके पास यदि कोई 
सतर्ककारी आता तो वे अवश्य ईमान ले आते, इस सूरः में उसका खण्डन कर दिया 
गया है । 

इसके पश्चात नबियों के शत्रुओं का एक उदाहरण वर्णन किया गया है कि वास्तव 
में उनका अहंकार ही है जो उनको हिदायत स्वीकार करने से वंचित रखता है । जैसे 
किसी व्यक्ति की गर्दन में तौक़ डाला हुआ हो तो उसकी गर्दन अकड़ी रहती है ऐसे ही 
एक अहंकारी की गर्दन अकड़ी रहती है । अतः ईमान लाने का सौभाग्य केवल उनको 
प्राप्त होता है जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं पाया जाता । 

आयत सं. ।4 से जो वर्णन आरम्भ होता है व्याख्याकारों ने इसके सम्बन्ध में 
अनेकों कल्पनाएँ. की हैं । परन्तु इसके सम्बन्ध में हज़रत हकीम मौलाना नूरुद्दीन 
ख़लीफ़तुल मसीह प्रथम रज़ियल्लाह अन्ह ने एक व्याख्या की है जो मन को भाती है और 
वह यह है कि पहले दो नबी तो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे । हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका समर्थन करके उनको सम्मान दिया । 
परन्तु काफ़िरों के लगातार इनकार करने के पश्चात एक दूर की बस्ती से एक चौथा 
व्यक्ति उठा जिसने काफ़िरों को सावधान किया कि वह महान व्यक्ति जो तुम्हारे लिए 
हिदायत के असंख्य साधन उपलब्ध करता है और तुम से कोई बदला माँगता नहीं, उस 
पर ईमान ले आओ । 

कुरआन के अवतरण के समय तो अरब वासियों की जानकारी के अनुसार 
वनस्पतियों में नर और मादा के रूप में केवल खजूरों के जोड़े हुआ करते थे । और किसी 
की कल्पना में भी नहीं आ सकता था कि अल्लाह तआला ने न केवल प्रत्येक प्रकार के 
फलों के पौधों को जोड़ा-जोड़ा बनाया है बल्कि आयत सं. 37 यह दावा करती है कि 


(4 


ब्रह्माण्ड की हर चीज़ जोड़ा-जोड़ा है । आज के विज्ञान ने इसी वास्तविकता पर से पर्दा 
उठाया है । यहाँ तक कि पदार्थ तथा अणु और परमाणु के कणों के भी जोड़े-जोड़े हैं । 
अत: जोड़ों का यह विषय एक असीमित विषय है । एकेश्‍वरवाद को समझने के लिए इस 
विषय को समझना आवश्यक है । केवल ब्रह्माण्ड का स्रष्टा ही है जिस को जोड़े की 
आवश्यकता नहीं, अन्यथा समस्त सृष्टि को जोड़े की आवश्यकता है । 

इसके बाद एक आयत में पुनर्जीवन का विषय नए सिरे से वर्णन करते हुए उन 
मुर्दो को जो परकालीन उत्थान के समय उठाए जाएँगे, इस प्रकार आश्चर्य प्रकट करते 
हुए दिखाया गया है, जब वे कहेंगे कि वह कौन है जिसने हमें दोबारा जीवित कर दिया 
है । इसके उत्तर में कहा गया कि अल्लाह के समस्त रसूल सच ही कहा करते थे । 

आयत सं. 8। में हरे वृक्ष से आग निकालने का जो अर्थ वर्णन किया गया है इससे 
लोग समझते हैं कि हरा वृक्ष जब शुष्क हो जाता है तो फिर उससे अग्नि उत्पन्न होती 
है। यह विषय अपने स्थान पर ठीक है । परन्तु वास्तव में हरे वृक्षों से भी जबकि वे हरे- 
भरे हों अग्नि पैदा हो सकती है और होती रहती है । अतः वनस्पति-विज्ञान के विशेषज्ञ 
बताते हैं कि चीड़ के वृक्षों के पत्ते जब तेज़ हवाओं के कारण एक दूसरे से टकराते हैं तो 
इस प्रकार लगातार टकराने से उनमें आग लग जाती है और बहुत बड़े-बड़े जंगल इस 
आग के कारण नष्ट हो जाते हैं । 

इस सूर: की अन्तिम आयत भी परकालीन उत्थान के वर्णन पर समाप्त होती है 
जिसमें यह घोषणा की गई है कि ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु का स्वामी अल्लाह ही है । 
और उसी की ओर हे मानव समाज ! तुम लौटाए जाओगे । 


सूरः 36, यासीन 


[५ 


हट 9 9 हब कनन 








© Bi 





ट अह भह अह भह अह क 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 


या सय्बिदु : हे सरदार ! ।2। 

गूढ़ ज्ञान-पूर्ण कुरआन की क़सम ।3। 
(कि) निःसन्देह तू रसूलों में से है ।4। 
सन्मार्ग पर (अग्रसर है) ।5। 


(यह) पूर्ण प्रभुत्व वाले (और) बार- 
बार दया करने वाले (अल्लाह) की ओर 
से अवतरित (है) ।6। 

ताकि तू ऐसे लोगों को सतर्क करे जिनके 
पूर्वज सतर्क नहीं किये गए । अतः वे 
असावधान पड़े हैं ।7। 

निःसन्देह उनमें से अधिकांश पर 
(अल्लाह का) कथन सत्य सिद्ध हो 
गया है । अतः वे ईमान नहीं 
लाएंँगे।8। 

निःसन्देह हमने उनकी गर्दनों में तौक़ 
डाल दिए हैं और वे ठुड्डियों तक पहुँचे 
हुए हैं । इस कारण वे सिर ऊँचा उठाए 
हुए हैं ।9। 

और हमने उनके सामने भी एक रोक 
बना दी है और उनके पीछे भी एक 
रोक बना दी है । और उन पर पर्दा 





6४) 7 WR & 9 2.५७ ~ 


बेड बह डे बह डे 38६ 3६ 


न्ड $, 


A % Ey eS 


> ~ ~ 
ENE £ ~ jes 2 | Ce) ६ \ ५ | 
7 ~ ~ 
~ 


sf poe 


३2 5) ~ ub Pre ६ 
Ox | 2 Do 


(2 ०८. 


9] 
Z Per 

4 > tik io ६० 35 
Ody 


> 
SR 7 


Os 285 0७5५) 


खिल 


सूरः 36, यासीन {i} पारः 22 


डाल दिया है इस कारण वे देख नहीं (93०,८८9: ६ £26052. (३5 
सकते ।।0। 
और चाहे तू उन्हें सतर्क करे अथवा न ; Fl volte 
करे उन के लिए बराबर है, वे ईमान नहीं TS 
लाएँगे ।।।। 
तू केवल उसे सतर्क कर सकता है जो SNS NE Gael 
उपदेश का अनुसरण करता है और RON RS SN 
रहमान (अल्लाह) से एकान्त में भी 22 7*१% 32१२/५8 i 
डरता है । अत: उसे एक बड़ी क्षमादान 

और सम्मानजनक प्रतिफल का शुभ- 

समाचार दे दे ।।2। 

निःसन्देह हम हैं जो मुर्दों को जीवित । 455८८55} | 
करते हैं और हम उसे लिख लेते हैं जो वे ET 
आगे भेजते हैं और उनके चिह्लों को भी ।# (44-45 € ५६ ९) > “89009 
और प्रत्येक वस्तु को हमने एक प्रमुख ० 
राजमार्ग में (धरती के नीचे) सुरक्षित हु 
कर रखा है ॥3। (रुकू उ) 


न! (८ 
CO Cys pb | 


\ 


और उनके सामने (एक विशेष) बस्ती ६ “54 २57 2 geri TEP 
वासियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 8654 
कर । जब उस (बस्ती) में (अल्लाह की DO ges 


ओर से) रसूल आए ।।4। 

जब हमने उनकी ओर दो (रसूल) भेजे ८३5; RG EET 
तो उन्होंने दोनों को झुठला दिया | अतः ` र र RN हैः 
हमने तीसरे के द्वारा (उन्हें) दृढ़ता प्रदान > >> टन L558 
की । फिर उन्होंने कहा, निःसन्देह हम CAS 
तुम्हारी ओर भेजे गए हैं ।।5। र 

उन्होंने (अर्थात बस्ती वासियों ने) 55८9 C555 Y SSG 
कहा, तुम हमारे जैसे मनुष्य के 





: आयत सं. 9-।0 : काफिरों के गर्दनों पर यूँ तो कोई तौक़ नहीं होते और सब काफिर अंधे भी नहीं 
होते । अवश्य ये आलंकारिक वर्णन है अर्थात्‌ पुण्यकर्मा से रोकने वाले तौक़ उनकी गर्दनों में पड़े हए 
हैं और वे अंतर्दृष्टि से वंचित हैं । 


सूरः 36, यासीन 


अतिरिक्त कुछ नहीं और रहमान ने कोई 
चीज़ नहीं उतारी । तुम तो केवल झूठ 
बोलते हो ।6। 

उन्होंने कहा, हमारा रब्ब जानता है 
कि निःसन्देह हम तुम्हारी ओर भेजे 
गए हैं ।7। 

और हम पर खोल-खोल कर बात 
पहुँचाने के अतिरिक्त कोई उत्तरदायित्व 
नहीं ।।8। 

उन्होंने कहा, हम निःसन्देह तुमसे 
अपशकुन लेते हैं । यदि तुम न रुके तो 
हम अवश्य तुम्हें संगसार कर देंगे और 
अवश्य हमारी ओर से तुम्हें पीड़ाजनक 
अज़ाब पहुँचेगा ।।9। 

उन्होंने कहा, तुम्हारा अपशकुन तो 
तुम्हारे ही साथ है । क्या यदि तुम्हें 
भली-भाँति उपदेश दे दिया जाए (तो 
फिर भी इनकार कर दोगे ?) 
वास्तविकता यह है कि तुम तो सीमा 
लांघ जाने वाले लोग हो ।20। 

और नगर के दूर के किनारे से एक 
व्यक्ति दौड़ता हुआ आया । उसने कहा, 
हे मेरी जाति ! (इन) भेजे हुओं का 
आज्ञापालन करो ।2। 

इनका आज्ञापालन करो जो तुमसे कोई 
प्रतिफल नहीं माँगते और वे हिदायत पा 
चुके हैं ।22| 


छः 


OOH IS ES «५३9 
hl ie 22 
SENDS ५२०५५ 


is SESH 
Sie HSA BR i र 
ME दी 2 Us E F 


® 


> 5 S Se 2 
) 9? Jon yy ~> 


ह 
Os | ons | 7922 


ir oT pen tz 57 ¢ 5 ~ {> ५ 
© Z 22%? 
OO 9g 


सूरः 36, यासीन 
और मुझे (भला) क्या हुआ है कि मैं 


उसकी उपासना न करूँ जिसने मझे पैदा I 


किया और उसी की ओर तुम (भी) 
लौटाए जाओगे ।23। 

क्या मैं उसको छोड़ कर ऐसे उपास्य 
अपना लूँ कि यदि रहमान (अल्लाह) 
मुझे कोई दुःख पहुँचाना चाहे तो उनकी 
सिफारिश मेरे कुछ काम न आएगी और 
न वे मुझे छुड़ा सकेंगे ।24। 

निःसन्देह ऐसी अवस्था में तुरन्त ही मैं 
खुली-खुली पथभ्रष्टता में (पड़) 
जाऊँगा ।25। 

निःसन्देह मैं तुम्हारे रब्ब पर ईमान लाया 
हूँ । अतः मेरी सुनो ।26। 

(उसे) कहा गया कि स्वर्ग में प्रविष्ट हो 
जा । उसने कहा, काश मेरी जाति 
जानती ! ।27। 

जो मेरे रब्ब ने मुझ से क्षमापूर्ण व्यवहार 
किया और मुझे सम्माननीय लोगों में 
सम्मिलित कर दिया ।28। 

और उसके पश्चात्‌ हमने उसकी जाति के 
विरुद्ध आकाश से कोई सेना नहीं उतारी 
और न ही हम उतारने वाले थे ।29| 

वह तो केवल एक भयानक ध्वनि थी, 
अतः सहसा वे बुझ (कर राख हो) 
गए |30| 


{$ पारः 23 


sds 


लक SR र्र 


DOH 


2 5०2 
FE * i 


© र Fd a 22000 2 #& 22 52 
2२2२ 6) 2॥ 33 he lS 
G5 Z 


>I पं आह 22 kd 2 rn 
gels U5 (CO 3 Ge) | 
bd 


द 5% 24 ~ IZ (६ 
(9 © २+ ५ |s2% 
ECE 


SOG न | ds 

y ~ ty 

(9 © son 

CC SES HE 
CSS] 


२० 2 27 {> 5 uke र ESHA 
2०4 22९४४ G2 he Se CS bs 
OO YES bss 

oo EVE 345) SB 
O03 


खेद है भक्तों पर ! जब भी उनके पास £ 3.०6: 25 SNE 55 


कोई रसूल आता तो वे उससे उपहास 
करने लगते हैं ।3।। 

क्या उन्होंने नहीं देखा कि कितनी ही 
पीढ़ियाँ हमने उनसे पूर्व नष्ट कर दीं । 


9) Os « 56 yy) Usa) 
05 ८४ 3s | 


सूरः 36, यासीन 


निःसन्देह वे उनकी ओर लौट कर नहीं 
आएँगी ।32। 

और हमारे समक्ष वे सब के सब अवश्य 
पेश किए जाने वाले हैं ।33।* 

(रुकू J) 
और उनके लिए मृत धरती एक चिह्न है। 
हमने उसे जीवित किया और उससे 
(भाँति-भाँति के) अनाज उगाये । अतः 
उसी में से वे खाते हैं ।34। 
और हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के 
बाग़ बनाए और हमने उसमें जलस्रोत 
फाड़ निकाले ।35। 
ताकि वे उस (अर्थात्‌ अल्लाह) के 
(दिये हुए) फलों में से खायें और उसे 
भी खायें जो उनके हाथों ने कमाया 
है । अतः क्या वे कृतज्ञता प्रकट नहीं 
करेंगे ? ।36। 
पवित्र है वह जिसने प्रत्येक प्रकार के 
जोड़े पैदा किए, उसमें से भी जो धरती 
उगाती है और स्वयं उनकी जानों में से 
भी और उन चीज़ों में से भी जिनका वे 
कोई ज्ञान नहीं रखते ।37। 
और उनके लिए रात्रि भी एक चिल है । 
उससे हम दिन को खींच निकालते हैं । 
फिर सहसा वे पुनः अंधकारों में डूब जाते 
हैं ।38। 
और सूर्य (सदा) अपने निश्चित पड़ाव 
की ओर अग्रसर है । यह पूर्ण प्रभुत्व वाले 
(और) ज्ञान रखने वाले (अल्लाह) का 
(निश्चित किया हुआ) विधान है ।39। 


डी 


Foe की ६ आ Fl 
Ld 56 र ¢ EE (se 42 डे Tz 
© 2 48 = >> 9 


४६ 693 BED <+ब: 
७४683 LN Ss 
OY Ess 

Bs Gags 
EG ya 
SN SAS 





ats 
CO 


यह अनुवाद कुरआन भाष्य ग्रंथ 'इम्ला मा मन्न निहिर्रहमान' के अनुसार किया गया है । 


सूरः 36, यासीन 


और चन्द्रमा के लिए भी हमने पड़ाव 
निश्चित कर दिए हैं । यहाँ तक कि वह 
खजूर की पुरानी शाख की भाँति बन 
जाता है ।40। 

सूर्य के वश में नहीं कि चन्द्रमा को 
पकड़ सके और न ही रात दिन से 
आगे बढ़ सकती है और सब के सब 
(अपनी-अपनी) धुरियों पर अग्रसर 
हैं।4]।* 

और उनके लिए यह भी एक चिह्न है कि 
हमने उनकी संतान को एक भरी हुई 
नौका में सवार किया ।42। 

और हम उनके लिए वैसे ही और 
(साधन) बनाएँगे जिन पर वे सवार हुआ 
करेंगे ।43। 

और यदि हम चाहें तो उन्हें डुबो दें । 
फिर उनका कोई फ़रियाद सुनने वाला 
नहीं होगा और न वे बचाए जाएँगे ।44। 
सिवाए हमारी ओर से कृपा के रूप में 
और एक समय तक अस्थायी लाभ पाने 
के उद्देश्य से ।45। 


पारः 23 


| i ee yy] pr koe ~ iz 
5७ 5 ८ 4०57७ HOSE 


CANES 


> 
® 


GEENA A 
5 2७॥_$८672॥ ४३५ 5 


© A 2RZ 2 ls 863 
६) 
OP 


७८॥४४ ५४३८७ NY 


{42 ERC ERIE 9. 2 
Foe DCPS SINE 
ट 7 


2 
~, 2+ द र 


y 2g 22 fz 
OO 9 «० ४३५ 


७५४००)७६५४३८५४॥ 


~ 





* आयत संख्या 39 से 4] : इन आयतों में आकाशीय पिण्डों के संबंध में ऐसी बातें वर्णन की गई हैं 
जिन तक अरब के एक निरक्षर की कल्पना भी नहीं पहुँच सकती थी । सूर्य और चन्द्रमा का परस्पर न 
मिल सकना तो प्रतिदिन देखने में आता है । परन्तु चन्द्रमा छोटा क्यों हो जाता है और फिर छोटे से 
बड़ा भी होता रहता है । यह उसकी परिक्रमा से संबंध रखता है । फिर यह बात वर्णन की है कि सूर्य 
भी एक निश्चित घड़ी की ओर गति कर रहा है । इसका एक अर्थ तो यह है कि सूर्य भी एक समय 
अपनी निश्चित आयु को पहुँच कर समाप्त हो जाएगा । और एक अर्थ जो आजकल अन्तरिक्ष 
विशेषज्ञों ने ज्ञात किया है, वह यह है कि सूर्य अपने सारे ग्रहों के साथ एक दिशा की ओर गति कर 
रहा है । इसका अर्थ यह है कि समस्त ब्रह्माण्ड सामूहिक रूप से गति कर रहा है । अन्यथा एक ग्रह 
का दूसरे से टकराव हो जाना चाहिए था । पूरा ब्रह्माण्ड गतिशील होने पर भी इन आकाशीय पिण्डों 
की पारस्परिक दूरियाँ उतनी ही रहती हैं । यह अन्तरिक्ष विशेषज्ञों के नवीन आविष्कारों में से है 
जिससे यह भी प्रमाणित होता है कि कोई और अज्ञात ब्रह्माण्ड भी है जिसके गुरुत्वाकर्षण से यह 


ब्रह्माण्ड उसकी ओर अग्रसर है । 


सूरः 36, यासीन 


और जब उन्हें कहा जाता है कि उन 
विषयों में तक़वा धारण करो जो तुम्हारे 
सामने हैं और उन (विषयों) में भी जो 
तुम्हारे पीछे हैं ताकि तुम पर कृपा की 
जाये (तो वे ध्यान नहीं देते) ।46। 

और उनके पास उनके रब्ब के चिह्_ों में 
से जब भी कोई चिह्न आता तो वे उससे 
विमुख होने वाले होते हैं ।47। 

और जब उनसे कहा जाता है कि 
अल्लाह ने जो जीविका तुम्हें प्रदान की 
है उसमें से खर्च करो तो वे लोग जिन्होंने 
इनकार किया, उन लोगों से जो ईमान 
लाए हैं, कहते हैं क्या हम उन्हें खिलाएँ 
जिनको यदि अल्लाह चाहता तो स्वयं 
खिलाता ? तुम तो केवल एक खुली- 
खुली पथभ्रष्टता में पड़े हए हो ।48। 
और वे पूछते हैं कि यदि तुम सच्चे हो 
तो यह वादा कब पूरा होगा ? ।49। 


वे एक भयानक ध्वनि के सिवा किसी 
चीज़ की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं जो उन्हें 
(उस समय) आ पकड़ेगी जब वे झगड़ 
रहे होंगे ।50। 

फिर वे वसीयत करने का भी सामर्थ्य 
नहीं पाएँगे और न अपने घर वालों की 
ओर लौट सकेंगे ।5।। (रुकू ->-) 

और बिगुल फूँका जाएगा तो सहसा वे 
क़ब्रों में से निकल कर अपने रब्ब की 
ओर दौड़ने लगेंगे ।52। 

वे कहेंगे, हाय ! किसने हमें हमारे 
विश्रामस्थल से उठाया । यही तो 


mh 5 


(| पार; 23 


७35 »5००४ ०४ 


sie EYE 
AY ~ A 


PIE 


के 5% 


3) ०८) ८४ (१ 2-२2 | Ce G Gs 
७9 CD RA Gs | 95 E 


58 हक sl SS 
SBN SEERA 


a त र ५:45 


YS) AaB 25 Hi 


22 


sho dee rae 


£ ~ 5 ~ | द > gS 2 ol ८ 
Rye 3) (०3 2 
ना ॐ. # ऊ 


OO os 29 ००-०५ 


o$\ 


Ga 


EE COs ४३ 


Y 


& (९) Oo >» el | 


Y 


w Sin 


री | HE mal 3 D9 
£ ob oes 


सूरः 36, यासीन 


जिसका रहमान (अल्लाह) ने वादा किया 
था और रसूल सच ही कहते थे ।53। 

यह केवल एक ही भयानक ध्वनि होगी । 
फिर सहसा वे सब के सब हमारे सामने 
उपस्थित कर दिए जाएँगे ।54। 

अतः आज के दिन किसी जान पर कुछ 
अत्याचार नहीं किया जाएगा और जो 
तुम किया करते थे तुम्हें केवल उसी का 
प्रतिफल दिया जायेगा ।55। 

निःसन्देह स्वर्ग निवासी आज के दिन 
विभिन्न प्रकार की दिलचस्पियों से 
आनन्दित हो रहे होंगे ।56। 

वे और उनके साथी छायों में पलंगों पर 
तकिए लगाए, होंगे ।57। 


उनके लिए उसमें फल होगा और 
उनके लिए वह सब कुछ होगा जो वे 
माँगेंगे |58। 

बार-बार दया करने वाले रब्ब की ओर 
से 'सलाम' कहा जाएगा ।59। 

और हे अपराधियो ! आज के दिन 
बिल्कुल अलग हो जाओ ।60। 

हे आदम की संतान ! क्या मैंने तुम्हें 
पक्का आदेश नहीं दिया था कि तुम 
शैतान की उपासना न करो । 
निःसन्देह वह तुम्हारा खुला-खुला शत्रु 
है ।6]। 

और यह कि तुम मेरी उपासना करो । 
यह सीधा मार्ग है ।62। 

परन्तु उसने निःसन्देह तुम में से एक 
बड़े समूह को पथभ्रष्ट कर दिया । 


} 5 | पारः 23 
OLN 55.25 Cel 455५ 


85555 EES DA SE 
A 22 ERE ~ 
OU spa ५२०४ ६९4 


N—— 


G27 RE] 


CE Ed / ६६०६ + SS YE [७ 
0335S SDS YE 
~ Pe Ere] 200. दर 82 
CoS 


BE ol) 
UE (0-5 3 23s 2 
OB 


क्र 


Bo 
न > 5 w 5 2 w CE cs 5 ~ 
IDA 5 

EC EY 


YO sala 


६७ 


Cod kb ir eS पं, 


PCED CSU) 


सूरः 36, यासीन 


अतः क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते 
थे ? ।63। 

यही वह नरक है जिसका तुम को वादा 
दिया जाता था ।64। 

आज इसमें प्रविष्ट हो जाओ क्योंकि तुम 
इनकार किया करते थे ।65। 

आज के दिन हम उनके मुँहों पर मुहर 
लगा देंगे और उनके हाथ हम से 
वार्तालाप करेंगे और उनके पाँव 
उसकी गवाही देंगे जो वे कमाया करते 
थे |66।* 

और यदि हम चाहते तो उनकी आँखों 
को अवश्य विकृत कर देते । फिर वे 
रास्ते पर आगे बढ़ते परन्तु वे (उसे) देख 
कैसे सकते थे ? ।67। 

और यदि हम चाहते तो उन्हें उनके 
ठिकानों पर ही मिटा डालते । फिर न वे 
चलने का सामर्थ्य रखते और न लौट 
सकते ।68। (रुकू -$-) 

और जिसे हम लम्बी आयु देते हैं उसको 
शारीरिक शक्तियों की दृष्टि से कम 
करते चले जाते हैं । अतः क्या वे बुद्धि से 
काम नहीं लेते ? ।69। 

और हमने उसे कविता कहना नहीं 
सिखाया और न ही ऐसा उसके लिए 


{| पारः 23 
CRIES 


BOE So ०२० 


RIA 


CUTAN BG 28 | Ls | 


(०6 ; 329) phe (| 
SEC 5७४४ 5655 >«७३०-४ 


~ ३२% 


Mele Uo FC 
Or Gb Ll si 


8 pn (ceo Se 3 


£ 


& BONS 


fT 47 b 2272 45 Dr 2 
Yl (३० |($ Cr 29 "+9 


७6955 
नी कक 


J i 2 + i ~ ts ~ FC > हु | ४4२2८ ! हि 5 ~ ८ ~ 
US -5 १ 4 ols 9 





* कयामत के दिन मनुष्य की जो पूछ-ताछ होगी वह केवल फ़रिश्तों की गवाही के अनुसार नहीं होगी 
बल्कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंग भी अपने अपराधों को स्वीकार (९०7९55707) करेंगे । 
इसमें गालिब की इस काव्यकल्पना का भी उत्तर आ गया :- 

पकड़े जाते हैं फ़रिशतों के लिखे पर नाहक 

आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था ? 
उस दिन मनुष्य स्वयं अपराध स्वीकार कर रहा होगा । पवित्र कुरआन की न्यायिक व्यवस्था बहुत 
मज़बूत है । गवाहियाँ भी होंगी और पाप-स्वीकरण भी होंगे । 


सूरः 36, यासीन 





शोभनीय था । यह तो केवल एक उपदेश 
है और सुस्पष्ट कुरआन है ।70। 

ताकि वह उसे सतर्क करे जो जीवित हो 
और काफ़िरों पर आदेश सत्य सिद्ध हो 
जाए ।7। 

क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो हमारी 
शक्ति ने बनाया, उसमें से हमने उनके 
लिए पशु पैदा किए । फिर वे उनके 
स्वामी बन गए हैं ।72। 

और हमने उन्हें (अर्थात पशुओं को) 
उनके अधीन कर दिया । अत: उन ही में 
से उनकी सवारियाँ हैं । और उन्हीं में से 
(कुछ को) वे खाते हैं ।73। 

और उनके लिए उनमें बहुत से लाभ हैं 
और पेय पदार्थ भी । अतः क्या वे 
कृतज्ञता प्रकट नहीं करेंगे ? ।74। 

और उन्होंने अल्लाह के सिवा उपास्य 
अपना रखे हैं । संभवत: उन्हें (उनकी 
ओर से) सहायता मिले ।75। 


वे उनकी सहायता करने का कोई 
सामर्थ्यं नहीं रखेंगे जबकि वे तो उनके 
विरुद्ध (गवाही देने के लिए) उपस्थित 
की गई सेनाएँ होंगी ।76। 

अतः तुझे उनकी बात शोक में न डाले । 
नि:सन्देह हम जानते हैं जो वे छिपाते हैं 
और जो वे प्रकट करते हैं ।77। 

क्या मनुष्य ने नहीं देखा कि हमने उसे 
वीर्य से पैदा किया तो फिर यह कौन सी 
क्रांति आ गई कि वह एक खुला-खुला 
झगड़ालू बन गया ।78। 


Wri es sgn 


Os 2855 हर 


re 7 222 Le) BF ~ 
52d ess 


०६; 


[es (६38 | sz 

63५० 3 9 
© i : pe 2 Fe 
६ () ° 
O08 


2-45 ६५00 EN 


Fo 5% ESC 2 ER YS 
<) 95 I ७३७ 
०४४७५९३५4 


DELS OSY Ss 


CHOCO IHE 


सूरः 36, यासीन 


और हम पर बातें बनाने लगा और 
अपनी उत्पत्ति को भूल गया । कहने 
लगा, कौन है जो हड्डियों को जीवित 
करेगा जबकि वह गल सड़ चुकी 
होंगी ? ।79। 

तू कह दे, उन्हें वह जीवित करेगा जिसने 
उन्हें पहली बार उत्पन्न किया था । और 
वह प्रत्येक प्रकार की सृष्टि का भली- 
भाँति ज्ञान रखने वाला है ।80। 

वह जिसने हरे-भरे वृक्षों से तुम्हारे लिए 
आग बना दी । फिर तुम उन्हीं में से कुछ 
को जलाने लगे ।8।। 

क्या वह जिसने आकाशों और धरती 
को पैदा किया है इस बात पर समर्थ 
नहीं कि उन जैसे (और) पैदा कर दे ? 
क्यों नहीं । जबकि वह तो बहुत महान 
स्रष्टा (और) स्थायी ज्ञान रखने वाला 
है ।82। 

उसका केवल यह आदेश पर्याप्त है, जब 
वह किसी चीज़ का इरादा करे तो वह 
उसे कहता है 'हो जा' फिर वह होने 
लगती है और हो कर रहती है ।83। 

अतः पवित्र है वह जिसके हाथ में हर 
चीज़ की बादशाहत है और उसी की 
ओर तुम लौटाए जाओगे ।84। 


(रुकू द) 


{| पारः 23 


र bee ED &) yes 


5 ~ 


AIRS ENS 


६ (“४ ७ 


pe il ss) 
05335 »45 SI SBI 
359 ००५०5 530 a] 
FU SoG hey 


(| 
37- सूरः अस-साफ़्फ़ात 


यह सूरः मक्की है और निस्मिल्लाह सहित इसकी ।83 आयते हैं । 

इससे पहले कि सूर: अस्‌-साफ़फ़ात की प्रारम्भिक आयतों की व्याख्या की जाए 
यह वर्णन करना आवश्यक है कि इन आयतों में यह बताया गया है कि इनमें उल्लेखित 
भविष्यवाणियाँ जब पूरी होंगी तो यह भी अवश्य सिद्ध हो जाएगा कि जिस पुनर्जीवन को 
बड़े ज़ोर के साथ घोषणा की गई है वह भी अवश्य हो कर रहेगा । जैसे कि आयत सं. ।2 
में अल्लाह तआला कहता है कि तू उनसे पूछ कि क्या तुम अपनी सृष्टि में अधिक 
शक्तिशाली हो अथवा वे जिनको अल्लाह तआला ने सृष्टि की है । इस प्रश्‍न के पश्चात 
जो बात काफ़िरों को चकित करने वाली है, यह घोषणा की गई है कि ख़ष्टा की दृष्टि से 
निःसन्देह अल्लाह तआला तुम्हारी सुजन शक्ति से बहुत ऊँचा स्थान रखता है और इस 
बात पर समर्थ है कि जब तुम मर कर मिट्टी हो जाओगे तो फिर तुम्हें वह नए सिरे से 
जीवित कर दे । और साथ यह चेतावनी भी है कि जब तुम दोबारा जीवित किए जाओगे 
तो तुम अपमानित भी किए जाओगे । अर्थात्‌ वे लोग जो अपनी सृष्टि के बारे में ऊँचे- 
ऊँचे दावे किया करते थे उन पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि उनकी सृष्टि का तो कोई 
महत्व ही नहीं और सर्वश्रेष्ठ ष्टा केवल अल्लाह तआला ही है । 

अब हम प्रारम्भिक आयतों की ओर फिर ध्यान देते हैं । आयत वस्साफ़्फ़ाति 
सफ़्फ़न (क्रमानुसार पंक्तिबद्ध सेनाओं की सौगंध) में वस्तुतः उन लड़ाकू विमानों की 
ख़बर दी गई है जिन्हें मनुष्य बनाएगा और वे पंक्तिबद्ध हो कर शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे 
और बार-बार उनको सावधान करेंगे और ऐसे परचे प्रचुर मात्रा में उन पर गिराएँगे 
जिनमें उनके लिए यह संदेश होगा कि अपनी गर्दनें हमारे समक्ष झुका दो अन्यथा तुम 
तबाह कर दिए जाओगे । 

इसके पश्चात्‌ अल्लाह तआला कहता है कि उनको क्या हैसियत है कि वे अपनी 
ज़ाहिरी शक्ति के द्वारा अपने ईश्वरत्व का दावा करें । वस्तुतः अल्लाह एक ही है । 

फिर कहा कि वह पूर्वी दिशाओं का रब्ब है । यह आयत भी एक भविष्यवाणी का 
रंग रखती है अन्यथा उस युग में तो कई पूर्वी दिशाओं की कोई कल्पना ही नहीं थी जो 
वर्तमान युग में पैदा हुई है । यह वह समय होगा जब मनुष्य विभिन्न प्रकार के नवीन 
अविष्कारों के द्वारा जो बहुत ऊँची उड़ान भरने के सामर्थ्य रखते होंगे जैसे कि रॉकेट 
इत्यादि के द्वारा प्रयत्न करेगा कि मला-ए-आ ला (अर्थात्‌ रिश्तों) के रहस्य को ज्ञात 
करे, जिस प्रकार वर्तमान युग में प्रयास हो रहे हैं । परन्तु प्रत्येक ओर से उन पर पथराव 
होगा । अर्थात्‌ वे आकाशीय पिण्डों से बरसने वाले अत्यन्त भयानक पत्थरों का निशाना 


हि 


बनाए जाएँगे और सिवाए इसके कि वे निकट के आकाश के कुछ रहस्य जान लें वे अपने 
प्रयास में सफल नहीं होंगे । ये वे विषय हैं जिन पर वर्तमान युग और इस के नए 
अविष्कार साक्षी हैं कि बिल्कुल यही कुछ हो रहा है । 

इस सूरः के आरम्भ में चूँकि युद्धो का वर्णन है जो सांसारिक विजय प्राप्ति के लिए 
अनेक जातियों के बीच लड़े जाएँगे । इस लिए इस प्रकरण में हज़रत मुहम्मद सल्ल. और 
उनके सहाबियों के उस युद्ध का भी वर्णन किया गया जो केवल अल्लाह के लिए लड़ा 
गया था, और जिसमें दूसरों के रक्त बहाने के लिए तलवार नहीं उठाई गई थी । बल्कि 
कुर्बानियों की भाँति सहाबियों का समूह को ज़िबह किया जाना था और इस विषय का 
सम्बन्ध हज़रत इत्राहीम अलै. की उस कुर्बानी से था जिसमें वह अपने पुत्र को ज़िबह 
करने के लिए तत्पर हो गये थे । व्याख्याकारों का यह विचार कि कोई मेढ़ा झाड़ी में फंस 
गया था और हज़रत इस्माईल अलै. को इस महान ज़िबह के बदले में छोड़ दिया गया था, 
यह बड़ा बोदा विचार है जिसका न कुरआन में वर्णन है, न हदीस में । हज़रत इस्माईल 
अलै. के बदले एक मेढ़ा कैसे महान हो सकता है ? वस्तुतः हज़रत इस्माईल को इस 
लिए जीवित रखा गया ताकि संसार उस महान ज़िबह के दृश्य को देख ले जो हज़रत 
मुहम्मद सल्ल. के समय में घटित हुआ । 

सूरः अस्‌-साफ़फ़ात के संदर्भ से जहाँ इससे पूर्व बहुत से पंक्तिबद्ध 
आक्रमणकारियों का वर्णन हुआ है, इस सूरः के अन्त पर पवित्र कुरआन यह वर्णन करता 
है कि वास्तविक पंक्तिबद्ध सेनाएँ तो हमारी हैं | इसमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की पंक्तिबद्ध सेनाओं का भी वर्णन कर दिया गया और उन फ़रिश्तों का भी जो 
आप सल्ल. के समर्थन के लिए पंक्तिबद्ध रूप में आकाश से उतारे गए । जिसका अन्तिम 
परिणाम यही होना था कि देखने में ये शक्तिहीन पंक्तिबद्ध युद्ध करने वाले, जिनका शत्रु 
उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली था पराजित हो जाते, परन्तु अल्लाह की नियति भारी 
पड़ी और अल्लाह और अल्लाह वाले ही विजयी हुए 

OAR 


ए] 
द 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात | पारः 23 


9 9 न आ क न नर क न न न क क नन 





742 ET 


DES eas pd 3०५४ eile ps 2 325५ CN 53५ 











0 अं न अं बट अं अद न न न न न जद अंड Eo ६. 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा ८ 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) $ 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


क्रमानुसार पंक्तिबद्ध होने वाली ५,६ FES LS 
कर को ©) | 
(सेनाओं) की सौगन्ध ।2। Si 
फिर उनकी, जो ललकारते हुए डपट ने क 5 CI is 
वालियाँ हैं ।3। 99५ 
फिर (अल्लाह को) बहुत याद करने hae 5 5] | i 
हे ©| FS 2 
वालिओं की ।4। 3564 
तुम्हारा उपास्य एक ही 5 IR £~ |} 
5 


अकाशों का भी (वह) रब्ब है और ।८६६ ८८५ , 75 ८५-2 
धरती का भी और उसका भी जो उन र 


i Foe 
दोनों के बीच है । और समस्त पूर्वी OG JEN DIS 
दिशाओं का रब्ब है ।6। 
निःसन्देह हमने निकट के आकाश 35023: 7 $॥ ZG € 56 


को सितारों के द्वारा एक शोभा प्रदान 0 कः ५ 
की ।7। OBIS) 
और (यह) प्रत्येक धुतकारे हुए शैतान & र t ou 5 8 800 रे 


से सुरक्षा स्वरूप है ।8। 
वे मला-ए-आ ला (अर्थात फ़रिश्तों) \ ८% ७ ८४॥_3। 6 ५६६4 

की बातें नहीं सुन सकेंगे और प्रत्येक ६ 2 ८2,६६६ ६:7८ 
ओर से पथराव किए जाएँगे ।9।* OHSS 





* आयत सं, 7 से 9 :- इन आयतों में ब्रह्माण्ड को प्रत्यक्ष व्यवस्था का भी वर्णन है कि किस प्रकार 
धरती का वायुमण्डल धरती पर सदा बरसने वाले उल्का पिण्डों को वायुमण्डल में ही जला कर भस्म 
कर देता है और उसके जलने से पीछे की ओर एक अग्निशिखा दूर तक लपकती हुई प्रतीत होती है । 
इसी प्रकार यह भी कहा गया कि एक समय आएगा जब मनुष्य ब्रह्माण्ड की ख़बरों को प्राप्त करने 
का प्रयास करेगा जिसकी कोई कल्पना भी उस युग में नहीं हो सकती थी । परन्तु सुरक्षित राकेटों+ 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


इस अवस्था में कि (वे) धिक्कारे हुए हैं 
और उनके लिए चिमट जाने वाला 
अज़ाब (निश्चित) है ।0| 

सिवाय उसके जो कोई एक-आध बात 
उचक ले तो उसका भी एक प्रज्वलित 
अग्निशिखा पीछा करेगी ।।]। 

अतः तू उनसे पूछ क्या सृष्टि करने की 
दृष्टि से वे अधिक सबल हैं अथवा वे 
जिन्हें हमने पैदा किया (सृष्टि के रूप में 
अधिक शक्तिशाली हैं) ? निःसन्देह 
हमने उन्हें एक चिमट जाने वाली मिट्टी 
से पैदा किया ।।2। 

वास्तविकता यह है कि तू तो (सृष्टि 
पर) आश्चर्य चकित हो उठा है जबकि 
वे खिल्ली उड़ाते हैं ।3। 

और जब उन्हें उपदेश दिया जाता है तो 
वे उपदेश ग्रहण नहीं करते ।।4। 

और जब भी वे कोई चिह्न देखें तो 
उपहास करने लगते हैं ।।5। 

और कहते हैं यह तो केवल एक खुला- 
खुला जादू है ।।6। 

क्या जब हम मर जाएँगे और मिट्टी और 
हड्टियाँ हो जाएँगे तो क्या हम अवश्य 
उठाए जाने वाले हैं ? ।।7। 

और क्या हमारे पिछले पूर्वज भी ।8। 


{|| पारः 23 


y श्र gg FIRzZ bs ie rE 
Cel afl Nt Ne $ |) 3 


3\ 





«में यात्रा करने वाले उन मनुष्यों पर प्रत्येक ओर से पथराव किया जाएगा और वे निचले आकाश से 
आगे नहीं बढ़ सकते । केवल निकट के आकाश तक पहुँचने में किसी सीमा तक सफल हो सकते हैं । 
आध्यात्मिक दृष्टि से इस से अभिप्राय बुरे विचार के साथ वहइ का पीछा करने वाले और अनुमान 
लगाने वाले मनुष्य रूपी शैतान हैं । शैतान तो वहइ के अवतरण के निकट तक भी नहीं पहुँच सकता 
परन्तु मनुष्य रूपी शैतान जैसे सामरी था, कुछ अनुमान लगा सका कि वहइ के कारण लोगों पर क्यों 


रोब पड़ता है । 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात ||| पारः 23 





तू कह दे, हाँ ! इस अवस्था में कि तुम & doe ln 

अपमानित होगे ।।9। i 

अतः निःसन्देह यह एक ही डपट होगी । ib i हि 2088 

तो सहसा वे देखते रह जाएँगे ।20 ne De 
हसा वे देखते रह जाएँगे ।20। ७७३2४: :४ 

और वे कहेंगे, हाय हमारा सर्वनाश ! यह ७८४3) 2;2 (६५ 8! । Ei (६५ 

तो प्रतिफल का दिन है ।2।। र 


यह (वह) निर्णय का दिन है जिसे तुम « , ,{: <. ५८5, || 
झुठलाया करते थे ।22। (रुकू -&) 


उन लोगों को इकट्ठा करो जिन्होंने 2 ।55। ८5 ८५. oe 
अत्याचार किया और उनके साथियों को Dodo: 
भी । और उनको भी जिनकी वे उपासना 0055 ५५ 
किया करते थे, ।23। 

अल्लाह के सिवा । अतः उन्हें नरक के ७८.20) 34884९) 35, ¦ )2 


मार्ग पर डाल दो ।24। SRR 


I 


और उन्हें थोड़ा ठहराओ, निःसन्देह वे $6 | 
है /9-.--१.०-७०/.- 909 १ 
पूछे जाने वाले हैं ।25। ड ट 


(अब) तुम्हें क्या हो गया है कि O55 ls 
(आज) तुम एक दूसरे की सहायता 

नहीं करते ।26। 

बल्कि वे तो आज (प्रत्येक अपराध) को OOo 


स्वीकार करने वाले हैं ।27। 

और उनमें से कुछ-कुछ की ओर प्रश्‍न @) ONE ale As NIE 
करते हुए ध्यान देंगे ।28। 

वे कहेंगे कि निःसन्देह तुम दाहिनी ओर (3,८८) :,८ (5 GENS 
से (अर्थात धर्म की आड में हमें भटकाने a f 

के लिए) हमारे पास आया करते थे ।29| 

वे (उत्तर में) कहेंगे कि तुम भी तो किसी al 2002] 
प्रकार ईमान लाने वाले नहीं थे ।30| ७ A 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


हमें तो तुम पर किसी प्रकार की दृढ़ तर्क 
की दृष्टि से बढ़ोत्तरी प्राप्त नहीं थी । 
बल्कि तुम स्वयं ही सीमा का उल्लंघन 
करने वाले लोग थे ।3]। 

अतः हम पर हमारे रब्ब का कथन सत्य 
सिद्ध हो गया । हम निःसन्देह (अज्ञाब 
का स्वाद) चखने वाले हैं ।32। 

अतः हमने तुम्हें पथभ्रष्ट किया । 
निःसन्देह हम स्वयं भी पथभ्रष्ट थे ।33। 
निःसन्देह वे (सब) उस दिन अज़ाब में 
बराबर भागीदार होंगे ।34। 

निःसन्देह हम अपराधियों से ऐसा ही 
व्यवहार करते हैं ।35। 

निःसन्देह वे ऐसे थे, कि जब उन्हें 
कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा 
कोई उपास्य नहीं तो वे अहंकार करते 
थे ।36। 

और कहते थे क्या हम एक पागल 
कवि के लिए अपने उपास्यों को छोड़ 
देंगे ? ।37| 

वास्तविकता यह है कि वह (नबी) तो 
सत्य लेकर आया था और सब रसूलों का 
सत्यापन करता था ।38। 

निःसन्देह तुम पीड़ाजनक अज़ाब अवश्य 
चखने वाले हो ।39। 

और जो तुम किया करते थे उसी का 
प्रतिफल तुम्हें दिया जा रहा है ।40। 
अल्लाह के निष्ठावान भक्तों का मामला 
भिन्न है ।4]। 

यही वे लोग हैं जिनके लिए जानी- 
पहचानी जीविका (निश्चित) है ।42। 


() पारः 23 


Clk ` pas & () ईँ Gs} 
Si [i uh 


~ 2 | ६ 2 \ Pla 2 Is ~ ड्‌ IE 
ORES IGE 
(9 i pr £<ब 22 5 257 25 
OSEAN ३ FE 
Si 22 


Oe OS AIS | 
EEUU FM HES 


Ls} res | 52 ig ६ 5 Di 
FOG SY DIS 
OY 


OLENG 


Hs Mss 
OF 408०४ 


2 ls a SS 


© pgs) gs 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


भाँति-भाँति के फल । इस अवस्था में 
कि वे खूब सम्मान दिए जाएँगे ।43। 
नेमतों वाले बागों में ।44। 


तख्तों पर आमने-सामने बैठे हए 
होंगे ।45। 

उन के समक्ष जलस्रोतों के बहते जल से 
भरे कटोरे परोसे जाएँगे ।46। 

अत्यन्त स्वच्छ, पीने वालों के लिए 
पूर्णतः स्वादिष्ट (होंगे) ।47। 

उन (पेय पदार्थो) में न कोई नशा 
होगा और न वे उनके प्रभाव से बुद्धि 
खो बैठेंगे ।48। 

और उनके पास नीची दृष्टि रखने 
वाली, बड़ी आँखों वाली (कुँवारी 
कन्याएँ) होंगी ।49| 

(वे दमक रही होंगी) मानो वे ढाँप कर 
रखे हुए अडे हैं ।50। 

तो उनमें से कुछ, कुछ दूसरों से प्रश्न 
करते हुए ध्यान देंगे ।5।। 

उनमें से एक कहने वाला कहेगा, 
निःसन्देह मेरा एक साथी हुआ करता 
था ।52। 

वह कहा करता था, क्या तुम (इस बात 
की) पुष्टि करने वाले हो ? ।53। 

कि क्या जब हम मर जाएँगे और मिट्टी हो 
जाएँगे और हड्डियाँ रह जाएँगे तो क्या हमें 
फिर भी प्रतिफल दिया जाएगा ? ।54। 


पारः 23 


y Z 22 3S 23 7 
€) O34) 45५8 


® ~ « 
oh 


~ 


Y 5 ~ E w 2 PTA 5: [6 
ORS ०७-3५ ७ 
982 
DRSGOSG se है 
RZ 
Cha) a 822 ] 923 





* आयत सं. 49 से 50 : ये अवश्य उपमाएंँ हैं अन्यथा अप्सराओं के संबंध में यह कहना कि मानो वे 
ढ़के हए अडे हैं यूँ तो कोई अर्थ नहीं रखता । जिस प्रकार ढके हुए अंडे साफ़ और स्वच्छ होते हैं इसी 
प्रकार उनके आध्यात्मिक साथी भी अंत:करण की दृष्टि से पवित्र एवं स्वच्छ होंगे । 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


वह कहेगा, क्या तुम झांक कर देख 
सकते हो ? ।55। 

अत: उसने झांक कर देखा तो उस 
(साथी) को नरक के बीचों-बीच 
पाया ।56। 

उसने कहा, अल्लाह की सौगन्ध ! 
सम्भव था कि तू मुझे भी तबाह कर 
देता ।57। 

और यदि मेरे रब्ब की नेमत न होती तो 
मैं अवश्य पेश किए जाने वालों में से 
होता ।58। 

अतः क्या हम मरने वाले नहीं थे ? ।59। 


सिवाए हमारी पहली मृत्यु के और हमें 
कदापि अज़ाब नहीं दिया जाएगा ।60। 


निःसन्देह यही (ईमान लाने वाले की) 
एक बहुत बड़ी सफलता है ।6।। 

अतः चाहिए कि ऐसे ही स्थान (की 
प्राप्ति) के लिए सब कर्म करने वाले कर्म 
करें ।62। 

क्या आतिथ्य स्वरूप यह उत्तम है अथवा 
थूहर का पौधा ।63। 

निःसन्देह हमने उसे अत्याचारियों 
के लिए परीक्षा (स्वरूप) बनाया 
है।64। 

निःसन्देह यह एक पौधा है जो नरक की 
गहराई में उगता है ।65। 


उसकी कलियाँ ऐसी हैं जैसे शैतानों के 
सिर ।66। 


5) > ~| ॥ 5265 | Es 
po SACI 


> 7 57 AS Ks, 
@) Os CS 3 | 


5, ~ ih > [es § 
Men MONE | 
०७३५ 


दा 


OA NIG) 
OOF sas) 


chal S87 ifr 
) | 3 CS oye | 
> || 


y 
~) 
ON 2522 SEA 
जू 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


अतः निःसन्देह वे उसी में से खाने 
वाले हैं । फिर उसी से पेट भरने वाले 
हैं ।67| 

फिर निःसन्देह उनके लिए उस (खाने) 
के पश्चात अत्यन्त गर्म पानी मिला हुआ 
पेय होगा ।68। 

फिर निःसन्देह नरक की ओर उनको 
लौट कर जाना होगा ।69। 

निःसन्देह उन्होंने अपने पूर्वजों को 
पथभ्रष्ट पाया था ।70। 

अत: उन्हीं के पदचिह्णों पर वे भी दौड़ाए 
जा रहे हैं ।7।। 

और निःसन्देह उनसे पूर्व पहली 
जातियों में से भी अधिकतर (लोग) 
पथभ्रष्ट हो चुके थे ।72। 

जबकि निश्चित रूप से हम उनमें 
सतर्ककारी भेज चुके थे ।73। 

अतः देख कि सतर्क किये जाने वालों का 
अंत कैसा हुआ ।74। 

सिवाए अल्लाह के द्वारा विशिष्ट किये 
गये भक्तों के ।75। (रुकू -&) 

और निःसन्देह हमें नूह ने पुकारा तो 
(देखो) हम कैसा अच्छा उत्तर देने वाले 
हैं ।76| 

और हमने उसको और उसके 
परिवार को बड़ी बेचैनी से मुक्ति 
प्रदान की ।77। 

और हमने उसकी संतान को ही शेष 
रहने वाला बना दिया ।78। 

और हमने बाद में आने वालों में उसका 
सु-स्मरण शेष रखा ।79। 


& 


पारः 23 
8:05 (7, C SHOE 
SISA 


~ 
w 


Opole rg 0) »* 
CUO Fo 
OOS ACN 

Z 252 2% 5 | iT ks ह 

© Ose 22 ४ |e ss 


AZ Wz 


OSV AS aS sas 


S ७८. 


ORBLE 
OEE ES 
SECS Y 
DOE SEIS 


= | Fe alas AE 
© 22a) 


5 EEN Se oe ~ 
® Si | 52 a > > > 9 


श्र 
~ है. 
69) 


«४ है « a (९: ~ ~ 
७9 8 | 3 4 39 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


सलाम हो नूह पर समस्त लोकों में ।80। 


निःसन्देह हम इसी प्रकार अच्छे काम 
करने वालों को प्रतिफल दिया करते 
हैं ।8]| 
नि:सन्देह वह हमारे मोमिन भक्तों में से 
था ।82। 


फिर दूसरों को हमने डुबो दिया ।83। 


और निःसन्देह उसी के समूह में से 
इब्राहीम भी था ।84। 

(याद कर) जब वह अपने रब्ब के 
समक्ष निष्कपट हृदय लेकर उपस्थित 
हुआ ।85। 

(फिर) जब उसने अपने पिता से 
और उसकी जाति से कहा, वह है 
क्या जिसकी आप उपासना करते 
हो? ।86| 

क्या अल्लाह के सिवा आप संपूर्ण 
मिथ्या (अर्थात) दूसरे उपास्य चाहते 
हो ? ।87। 

अतः आपने समस्त लोकों के रब्ब को 
क्या समझ रखा है ।88। 

फिर उसने सितारों पर एक दृष्टि 
डाली ।89। 

और कहा, निःसन्देह मैं तो विरक्त हो 
गया हूँ ।90। 

अतः वे उससे पीठ फेरते हुए चले 
गए ।9।। 

फिर उसने नज़र बचा कर उनके उपास्यों 
की ओर ध्यान दिया । फिर पूछा, क्या 


OR 


OLY 


5 
(3 HO ~ I gz 
Ze ° 
Z 
Z 


[o Z 2RRD2 


पारः 23 
® St) 9060 60 ४५ ० Uk ५2 
NG हः हा 

2 था ! tf 
Ol SAS ७) 


oie ५५८० 


A > 


I ७» “४ 


Ide 334 


6 \ 
\—— 


~> CAA 


OCR YI 


CS 6 | 


O33 SAN OS ANE 


~ 


(बज 5 ii w » 555 a (5 
वि 2 ५ ५४ 5 3 


y pe A eZ 5 Ded 
St] 55s + hss +3 
[sls 
~ 
श्र 9०० ~ 5% | | 5 
FTE) us 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


तुम भोजन करते नहीं ?।92।* 

तुम्हें क्या हुआ क्‍या है कि तुम बोलते 
नहीं ? ।93। 

फिर उसने दाहिने हाथ से एक गहरी 
चोट लगाते हुए उनके विरुद्ध गुप्त 
कार्यवाही की ।94। 

फिर वे (लोग) उसकी ओर दौड़ते हुए 
आए ।95। 

उसने (उन से) कहा, क्या तुम उनकी 
उपासना करते हो जिनको तुम (स्वयं) 
तराशते हो ? ।96। 

हालाँकि अल्लाह ने तुम्हें और उसे भी 
पैदा किया है जो तुम बनाते हो ।97। 
उन्होंने कहा, उस (इब्राहीम) के लिए 
एक चिता बनाओ, फिर उसे धधकती 
हुई अग्नि में झोंक दो ।98। 

अतः उन्होंने उसके संबंध में एक 
(अत्याचार पूर्ण) षड्यन्त्र किया तो 
हमने उन्हें खूब अपमानित कर 
दिया।99। 

और उसने कहा, निःसन्देह मैं अपने रब्ब 
की ओर जाने वाला हूँ । वह अवश्य मेरा 
मार्गदर्शन करेगा ।00। 

हे मेरे रब्ब ! मुझे सदाचारियों में से 
(उत्तराधिकारी) प्रदान कर ।।0। 

अतः हमने उसे एक सहनशील पुत्र का 
शुभ-समाचार दिया ।02। 


पारः 23 


— ilo ५ F aS 7९ Es 
OVS YAS 
Ce \ ie 5 Me So Elz 
COANE A 


AIT lle 


OOS 
GiB OE HIS 


> ~ 


SEEN ls Sy 3556 
ORBITS 


OLS 





5 आयत सं. 88 से 92 : यहाँ अरबी शब्द सक़ीम से अभिप्राय रोगी नहीं है क्योंकि इसके पश्चात 
इतना बड़ा काम अर्थात्‌ उनके मूर्तियों को तोड़ना रोगी व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं होता । सक्रीम 
शब्द का एक अर्थ विरक्त होना भी है । हज़रत इब्राहीम अलै. ने यह कहा था कि मैं तुम से और 
तुम्हारी मुर्तियों से विरक्त हूँ | इसके पश्चात आपने उन मूर्तियों के तोड़ने का मन बनाया । 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


अतः जब वह (पुत्र) उसके साथ 
दौड़ने-फिरने की आयु को पहुँचा 
(तो) उसने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र ! 
निःसन्देह मैं निद्रावस्था में देखा 
करता हूँ कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा 
हुँ । अतः विचार कर तेरी क्या राय 
है ? उसने कहा, हे मेरे पिता ! वही 
करें जो आपको आदेश दिया जाता 
है। निःसन्देह यदि अल्लाह चाहेगा तो 
मुझे आप धैर्य धरने वालों में से 
पाएँगे ।।03।" 

जब वे दोनों सहमत हो गए और उस 
(पिता) ने उस (पुत्र) को माथे के बल 
लिटा दिया ।04। 

तब हमने उसे पुकारा कि हे 
इब्राहीम! ।।05| 

निश्चित रूप से तू अपना स्वप्न पूरा कर 
चुका है । निःसन्देह इसी प्रकार हम 
नेकी करने वालों को प्रतिफल दिया 
करते हैं ।।06। 

निःसन्देह यह एक बड़ी खुली-खुली 
परीक्षा थी ।।07। 


0 ॥ पार: 23 


dE 


~ ~ 


SB EID TEN GS) 


359 59-40 57“ SBE 
~ है | 4॥॥ 2६ | AX A” 
ONE FC 


Ot) its 6 





: इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलै. के अपने पुत्र इस्माईल को प्रत्यक्ष रूप से ज़िबह करने के लिए 
तैयार होने की घटना का उल्लेख किया गया है । हज़रत इब्राहीम अलै. ने एक बार स्वप्न नहीं देखा 
था बल्कि बार-बार स्वप्न देखा करते थे कि मैं अपने पुत्र को ज़िबह कर रहा हूँ । परन्तु प्रत्यक्ष रूप 
से ज़िबह करने का अर्थ आप के विचार में आने के बावजूद आपने उस समय तक अपने पुत्र की जान 
लेने की इच्छा व्यक्त नहीं की जब तक कि वह स्वयं अपनी इच्छा से इसके लिए तैयार नहीं हुआ । 
जैसा कि उपरोक्त आयत में उल्लेख है कि जब वह दौड़ने भागने की आयु को पहुँचा और अपने पिता 
के साथ भारी काम करने लगा । परन्तु इस स्वप्न का अर्थ यह था कि इस्माईल अलै. को निर्जल 
चटियल घाटी में छोड़ दिया जाए । अत: अल्लाह तआला ने इस स्वप्न को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने से 
हज़रत इब्राहीम अलै. को रोके रखा और फिर बता दिया कि तू पहले ही इस स्वप्न को पूरा कर चुका 


है । 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात || पारः 23 


और हमने एक जिन्हे-अज़ीम She eal 
(महान बलिदान) के बदले उसे it 


बचा लिया ।।08।* 

में वालों में उस le ET [5 +8 Ee 5; 
और हमने बाद में आने वालों में उस के SRN GALLS 
शुभ-स्मरण को शेष रखा ।09। 

aT us FS शा 

इब्राहीम पर सलाम हो ।70। CES TAC 
इसी प्रकार हम नेकी करने वालों को DFA IESG 
प्रतिफल दिया करते हैं ।।।]। f 
निःसन्देह वह हमारे मोमिन भक्तों में से Oe FN Ce ८,०४४) 
था ।]2। 


और हमने उसे इसहाक का नबी केरूप (® Gall €; Ca दः i 
में शुभ समाचार दिया जो सदाचारियों में ४2% हे 
से था ।3। 

और उस पर और इसहाक़ पर हमने बरकत i isk, 
कली और कः वाकतात न, > ० 
परोपकार करने वाले भी थे और अपने (८८ 2 5 (£ ..55 «७६८३० 
ऊपर खुल्लम-खुल्ला अत्याचार करने वाले ह, 
भी थे ।।4। (रुकू उ) 

और निःसन्देह हमने मूसा और हारून (9८ ५205 lees 
पर भी कृपा की थी ।।5। 

और उन दोनों को और उनकी जाति को... _.:<..॥ 9:८5 5 ६:4५ 
हमने बहुत बड़ी बेचैनी से मुक्ति प्रदान & . ४८) 
की थी ।6। FA 
और हमने उनकी सहायता की । अतः वे 3 किस कर 
ही विजयी होने वाले बने ।।।7। ec hn कक 
और हमने उन दोनों को एक सुस्पष्ट cides Rc JESS 


करने वाली पुस्तक प्रदान की ।।।8। 





* ज़िब्हे-अज़ीम से अभिप्राय अल्लाह के मार्ग में कुर्बान होने वाले सब नबियों में श्रेष्ठ अर्थात हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं | जिनका आगमन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बच 
जाने के कारण ही संभव था । 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


और दोनों को हमने सीधे मार्ग पर 
चलाया था ।।।9| 

और हमने बाद में आने वालों में उन 
दोनों के सु-स्मरण को शेष रखा ।।20। 


सलाम हो मूसा और हारून पर ।27| 


निःसन्देह हम इसी प्रकार परोपकार 
करने वालों को प्रतिफल दिया करते 
हैं ।22| 

निःसन्देह वे दोनों हमारे मोमिन भक्तों 
में से थे ।23। 

और निःसन्देह इलियास भी रसूलों में से 
था ॥24। 

जब उसने अपनी जाति से कहा, क्या 
तुम तक़वा धारण नहीं करोगे ? ।।25। 
क्या तुम बअल* को पुकारते हो और 
सर्वश्रेष्ठ पैदा करने वाले को छोड़ देते 
हो ? ॥26। 

अल्लाह को, जो तुम्हारा भी रब्ब है और 
तुम्हारे पूर्वजों का भी ।27। 

अतः उन्होंने उसको झुठला दिया । 
और निःसन्देह वे पेश किए जाने 
वाले हैं ।28। 

सिवाए अल्लाह के निर्वाचित भक्तों 
के ।।29| 

और हमने पीछे आने वालों में उसके 
सु-स्मरण को शेष रखा ।।30| 

सलाम हो इल्यासीन पर ।।3]।* 


पारः 23 


HN EBC 


y ~ 2 sal डे हक हट Us; 
OIE २ >Y | (3 ९: >> 9 


है | 2 22 uke 2 हम 
७835० 3H 


om) क तॐ PT ई <] | ZN 
OO SSS) 
COANE] 


b ob > al ~ ~ 
OEE 


ol 


है आल 
Ce 





: बअल - वह मूर्ति जिसकी इस्लाम से पूर्व अरबवासी पूजा करते थे । 
5 इस आयत में इल्यास के बदले इल्यासीन कहा गया है । व्याख्याकार इसका एक अर्थ तो यह किया 
करते हैं कि तीन इल्यास थे | क्योंकि तीन से कम की संख्या पर इल्यासीन शब्द बहुवचन के रूप में+ 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात ।]] पारः 23 


निःसन्देह हम इसी प्रकार परोपकार 80:22 a eo sie 
करने वालों को प्रतिफल दिया करते र < 


हैं ।।32| 

निःसन्देह वह हमारे मोमिन भक्तों में से OO FC ia] 
था ।।33। 

और लूत भी अवश्य रसूलों में से ह AUR te Fie 
था।34| 

जब हमने उसे और उसके सारे परिवार | डा 4६६ 
को मुक्ति प्रदान की ।।35। ७ 3094 
सिवाए पीछे रह जाने वालों में oA be 


(सम्मिलित) एक बुढ़िया के ।।36। 
फिर हमने दूसरों को तबाह कर 


दिया ।37। 

और निःसन्देह तुम सुबह को उन (की Tn 80 00 05 
क़ब्रों पर से गुज्ञरते हो ।।38। So) आ 

और रात को भी । अतः क्या तुम बुद्धि से & SET 70५ 
काम नहीं लेते ? ॥39। (रुकू -ई-) हे है 3 
और निःसन्देह यूनुस (भी) रसूलों में से ce FTE 
था ।40। 

जब वह (सवार होने के लिए) भरी हुई BENET ETH 
नौका की ओर भागते हुए गया ।।4]। ¢ 
फिर उसने कुर्‌आ (पर्ची) निकाला तो ci Is0 Ss 
वह बाहर धकेल दिए जाने वालों में से 

बन गया ।।42| 

फिर मछली ने उसे निगल लिया । ७:25 255 3, SINE 
जबकि वह (अपने आप को) कोस रहा 

था ।43। 





«प्रयुक्त नहीं हो सकता । परन्तु इब्रानी भाषा शैली में एकवचन के लिए भी सम्मान देने के उद्देश्य से 
बहुवचन का रूप प्रयोग किया जाता है । जैसा कि उनकी ग्रन्थों में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का नाम मुहम्मद के बदले 'मुहम्मदीम' लिखा हुआ है । क्योंकि एलिया (इल्यास) ने भी 
असाधारण कुर्बानी दी थी । इस लिए उन के नाम का भी बहुवचन के रूप में उल्लेख किया गया । 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


अतः यदि वह (अल्लाह की) स्तुति 
करने वालों में से न होता ।।44। 

तो अवश्य वह उसके पेट में उस दिन 
तक रहता जब वे (लोग) उठाए 
जाएँगे ।।45| 

अतः हमने उसे एक खुले मैदान में 
उछाल फेंका जबकि वह अत्यन्त बीमार 
था ॥46। 

और हमने उसे ढाँपने के लिए एक कद्दू 
जैसी लता उगा दी ।।47। 

और हमने उसे एक लाख (लोगों) की 
ओर भेजा बल्कि वे (संख्या में) बढ़ रहे 
थे ।]48। 

अतः वे ईमान ले आए और हमने 
उन्हें एक अवधि तक कुछ लाभ 
पहुँचाया ।।49| 

अतः तू उनसे पूछ क्या तेरे रब्ब के 
लिए तो पुत्रियाँ हैं और उनके लिए पुत्र 
हैं ? ॥50। 

या फिर हमने फ़रिश्तों को स्त्रियाँ बनाया 
है, और वे इस पर साक्षी हैं ? ।।5।। 
सावधान ! निःसन्देह वे अपनी ओर से 
झूठ गढ़ते हुए (यह) कहते हैं ।।52| 
(कि) अल्लाह ने पुत्र पैदा किया है । 
और निःसन्देह ये झूठे लोग हैं ।53। 
क्या उसने पुत्रों पर पुत्रियों को प्रधानता 
दी है ? ।54| 

तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे निर्णय 
करते हो ? ।55। 

अतः क्या तुम उपदेश ग्रहण नहीं 
करते ? ।।56| 


~ ~~ oo 


ct] 8 lsusb 

245 HE Shy 2५558 
k CT 

(०9 ys 


OY Si) ‘2 १ 
Se sl 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


अथवा तुम्हारे पास कोई अकाट्य 
(और) स्पष्ट तर्क है ? ।।57। 

अतः यदि तुम सच्चे हो तो अपनी 
पुस्तक लाओ ।58। 


पारः 23 
3 7,4 ¢\Ii fe 4०7 
CRS 


23५ | | नबर की | a 
Ce iS OSH 


और उन्होंने उसके और जिननों के मध्य ५६55 (६८52६57५ 554.5 


एक संबंध गढ़ लिया । हालाँकि 
निःसन्देह जिन्न जानते हैं कि वे भी 
अवश्य पेश किए जाने वाले हैं ।।59| 
पवित्र है अल्लाह उससे जो वे वर्णन 
करते हैं ।।60| 

अल्लाह के चुने हुए भक्त (इन बातों से) 
भिन्न हैं ।67। 

अतः निःसन्देह तुम और वे जिनकी तुम 
उपासना करते हो ।।62। 

तुम उसके विरुद्ध (किसी को) पथभ्रष्ट 
नहीं कर सकोगे ।।63। 

सिवाए उसके जिसने नरक में प्रविष्ट 
होना ही है ।।64| 

और (फरिश्ते कहेंगे कि) हम में से 
प्रत्येक के लिए एक निर्धारित स्थान 
निश्चित है ।65। 


और नि:सन्देह हम पंक्तिबद्ध हैं ।।66। 


और निःसन्देह हम स्तुति कर रहे 
हैं।। 67। 

और वे (काफ़िर) तो कहा करते 
थे, ।।68। 

यदि हमारे पास पहले लोगों का कोई 
अनुस्मरण (पहुँचा) होता ।।69| 

तो निःसन्देह हम अल्लाह के चुने हए 
भक्त हो जाते ।।70। 


०+ 


y Ded Sa) oe {26 २ 
8 gy 2.27 5-४४ | 22 ५ | i CoS ~\z 
BO 9p sg) “८२४ :-+ 


y > 52 ~ (52 fA i | 22 
OOS ९८ Ors 


७ Chali sey) 


(59 Do | है Ls say >) 


है हक आन [cE 4 हक (55 
poses 4 ५] ‘ols 


सूरः 37, अस-साफ़्फ़ात 


अतः (अब जबकि) उन्होंने उस (अर्थात्‌ 


अल्लाह) का इनकार कर दिया तो अवश्य 
वे (उसका परिणाम) जान लेंगे ।7!। 
और निःसन्देह हमारे भेजे हुए भक्तों के 
पक्ष में हमारा (यह) आदेश बीत चुका 
है ।72| 

(कि) निःसन्देह वे ही हैं जिन्हें सहायता 
प्रदान की जाएगी ।।73। 

और निःसन्देह हमारी सेना ही अवश्य 
विजयी होने वाली है ।।74। 

अतः उनसे कुछ समय तक विमुख 
रह।।75| 

और उन्हें देखता रह । फिर वे भी शीघ्र 
ही देख लेंगे ।76। 

फिर कया वे हमारे अज़ाब की मांग में 
जल्दी करते हैं ? ।।77। 

अत: जब वह उनके आंगन में उतरेगा 
तो सतर्क किये जाने वालों की सुबह 
बहुत बुरी होगी ।78। 

और कुछ देर के लिए उनसे विमुख हो 
जा ।79। 

और देख ! फिर वे भी अवश्य देख 
लेंगे ।80। 

तेरा रब्ब, सम्पूर्ण सम्मान का स्वामी 
पवित्र है उससे जो वे वर्णन करते 
हैं।।8।। 


और सलाम हो सब रसूलों पर ।82। 


और समस्त प्रशंसा अल्लाह ही की है जो 
समस्त लोकों का रब्ब है ।।83। 


(रुकू -ठ) 


-o (RO ° 
ho 


पारः 23 


Ded 


हक < 


ESN ESO CN --०) 9 
Si 


५? 


०653 ola 
BON EES 
७ ४० ds 40S 
SOF 55 rls 
OU if 


Did 


Cis closed hs |3 
OR) ऽ 


58928 es NE 2८». 


ट NE 5 (5) 2 T es Fl hn 
Ore ses 
~ Gu) FE |] 


LIEW IEINP ENE 


|| 
38- सूरः साद 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 89 आयते हैं । 

इस सूरः का आरम्भ भी खण्डाक्षरों में से एक अक्षर साद से किया गया है । 
व्याख्याकार इसकी एक व्याख्या यह करते हैं कि साद से तात्पर्य सत्यवादी है । अर्थात वह 
अल्लाह जिसकी बातें अवश्य पूरी हो कर रहेंगी । और कुरआन को जो महान उपदेशों पर 
आधारित है, इस बात पर साक्षी ठहराया गया है कि इस कुरआन का इनकार केवल झूठी 
प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विरोध के कारण है । 

इसी सूरः में हज़रत दाऊद अलै. के कश्फ़ (दिव्य-दर्शन) का दृश्य प्रस्तुत किया 
गया है जिससे मनुष्य प्रवृत्ति की लालसा दिखाई पड़ती है कि यदि उसे निनान्वे प्रतिशत 
भाग पर भी प्रभुत्व मिल जाए तो फिर वह शत-प्रतिशत पर प्रभुत्व पाने की इच्छा करता 
है। और दुर्बलों और निर्धनों के लिए एक प्रतिशत भी नहीं छोड़ता । पिछली सूरः में जो 
बड़ी-बड़ी शक्तियों के युद्धो का वर्णन मिलता है उनका भी केवल यही उद्देश्य है कि समस्त 
निर्धन देशों से शासनतन्त्र के समस्त अधिकार छीन लें और किसी अन्य की भागीदारी के 
बिना समग्र संसार पर शासन करें । दूसरे शब्दों में यह ईश्वरत्व का दावा है। इसके पश्चात 
मानव जाति को हज़रत दाऊद अलै. के हवाले से यह उपदेश दिया गया है कि परस्पर झगड़ों 
का निर्णय न्याय के साथ करना चाहिए, अत्याचार और बल प्रयोग से नहीं । 

इसी सूरः में हज़रत सुलैमान अलै. से सम्बंधित यह वर्णन मिलता है कि आप को 
घोड़ों से बहुत प्रेम था । इस बात की अशुद्ध व्याख्या करते हुए कुछ विद्वान यह वर्णन 
करते हैं कि एक बार वह घोड़ों को थपकियाँ दे रहे थे और उनकी टांगों पर हाथ फेर रहे 
थे कि नमाज़ का समय निकल गया । इस पर हज़रत सुलैमान ने अपनी इस लापरवाही 
का क्रोध उन निरीह घोड़ों पर उतारा और उनको वध करने का आदेश दिया । परन्तु इस 
अत्यन्त हास्यास्पद व्याख्या को वह आयत पूर्णतया झुठला रही है जिसमें हज़रत सुलैमान 
अलै. कहते हैं कि उनको मेरी ओर वापस ले आओ । इससे पता चलता है कि नबियों को 
अल्लाह तआला के लिए जिहाद करने के लिए जो सवारियाँ प्रदान होती हैं वे उनसे बहुत 
प्रेम करते हैं और बार-बार उनको देखना चाहते हैं । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने भी कहा है कि मेरी उम्मत के लिए ऐसे घोड़ों के मस्तकों में क़यामत तक के 
लिए बरकत रख दी गई है जो जिहाद के लिए तैयार किए जाते हैं । 

इस सूरः में हज़रत अय्यूब अलै. को एक महान धैर्यवान नबी के रूप में उदाहरण 
स्वरूप प्रस्तुत किया गया है और वह वास्तविकताएंँ प्रस्तुत की गई हैं जो बाइबिल में कई 
प्रकार की अद्भुत कथाओं के रूप में मिलती हैं । 


सूरः 38, साद्‌ 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
सादिकुल क़ौलि : सत्यवादी । 
उपदेश से परिपूर्ण कुरआन की 
कसम! ।2। 

वास्तविकता यह है कि वे लोग जिन्होंने 
इनकार किया (झूठे) सम्मान और 
विरोध में (पड़े) हैं ।3। 

उनसे पूर्व कितनी ही जातियाँ हमने 
तबाह कर दीं । अत: उन्होंने (सहायता 
के लिए) पुकारा जबकि मुक्ति का कोई 
मार्ग शेष न था ।4। 

और उन्होंने आश्चर्य किया कि उनके 
पास उन्हीं में से कोई सतर्ककारी आया । 
और काफ़िरों ने कहा, यह अत्यन्त झूठा 
जादूगर है ।5। 

क्या इसने बहुत से उपास्यों को एक ही 
उपास्य बना लिया है । निःसन्देह यह 
(बात) तो बड़ी विचित्र है ।6। 

और उनमें से बड़े लोग (यह कहते हुए) 
चले गए कि जाओ और अपने ही 
उपास्यों पर धैर्य करो । निःसन्देह यह 
एक ऐसी बात है जिसका (किसी विशेष 
उद्देश्य से) इरादा किया गया है ।7। 
हमने तो ऐसी बात किसी आने वाले धर्म 
(के बारे) में भी नहीं सुनी । यह मनगढ़ंत 
बात के अतिरिक्त कुछ नहीं ।8। 


Oe rele ober 


~ 


B55 BSS 


PES FI Er 52 ie 5 Tg ~ ला 
oe NA ००६ 5 || है 


८ 


£ oiics £ oS iE 
OTS ८5225 ES 


सूरः 38, साद्‌ 


क्या हम में से इसी पर अनुस्मारक- ग्रन्थ 
उतारा गया है ? वास्तविकता यह है कि 
वे मेरे उपदेश के बारे में ही शका में पड़े 
हैं (और) वास्तविकता यह है कि अभी 
उन्होंने मेरा अज़ाब नहीं चखा ।9। 

क्या उनके पास तेरे पूर्ण प्रभुत्व वाले 
(और) महादानी रब्ब की कृपा के 
ख़ज़ाने हैं ? ।0। 

अथवा क्या उन्हें आसमानों और धरती 
का तथा जो उन दोनों के मध्य है 
(उसका) राजत्व प्राप्त है ? अतः वे 
सब उपाय कर डालें ।]| 

(यह भी) सैन्य समूहों में से एक समूह 
(है) जो वहाँ पराजित किया जाने वाला 
है ।।2| 

इनसे पहले (भी) नूह की जाति ने और 
आद (जाति) ने और खूँटों वाले 
फ़िरऔन ने झुठला दिया था ।!3। 

और समूद (जाति) ने भी और लूत की 
जाति ने भी और घने वृक्ष वालों ने भी । 
यही हैं वे सैन्य समूह (जिनका वर्णन 
गुज़रा है) ।।4। 

(इनमें से) प्रत्येक ने रसूलों को 
झुठलाया। अतः (उन पर) मेरा दण्ड 
अनिवार्य हो गया ॥5। (रकू उ) 
और ये लोग एक भयानक गूँज के 
अतिरिक्त किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं कर 
रहे जिसमें कोई अंतराल नहीं होगा ।6। 
और उन्होंने कहा, हे हमारे रब्ब ! हमें 
हमारा भाग हिसाब-किताब के दिन से 
पूर्व ही शीघ्र दे दे ।॥7। 


0 | 


पार; 23 


os kor Ee 2 2 है| Fo 4.2 
A ८-2 22:४2॥4:४ dss 
XR 


288: 5207 gre र + 5 ESE Cs 8 
[#5-20० |; Gye 


>> ज 
Oi 


हु 


SE SESE Ue 
OPENER ५४६ 


> ६९, 2“ 


SEMEN Ul 


© 53 


५ अर 
ST 


° ~ Ee 
+ 


६ 


>७३3।93 035,83 
हु कि 5% ~ RII & ला 
P99 > 9) 9 

a ~ 2 Sl — 2 
ONES 


EWE ACT NO 
52 442५० ४ ४४६५ 25५ ८५ 

Flats 
ee ८ # ७५ 
Od) 


सूरः 38, साद 


जो वे कहते हैं उस पर धैर्य धर । और 
हमारे भक्त दाऊद को याद कर जो बहुत 
शक्तिशाली था । निःसन्देह वह 
विनम्रता पूर्वक बार-बार झुकने वाला 
था ।]8। 

निःसन्देह हमने उसके साथ पहाड़ों को 
सेवाधीन कर दिया । वे ढलती हुई शाम 
और फूटती हुई सुबह के समय स्तुति 
करते थे ।।9। 

और इकट्रे किए हए पक्षियों को भी 
(उसके लिए सेवाधीन कर दिया था) । 
सब उस (अर्थात रब्ब) के समक्ष झुकने 
वाले थे ।20। 

और उसके राज्य को हमने दृढ़ कर दिया 
और उसे बुद्धिमानी और निर्णायक 
वाकूशक्ति प्रदान की ।2!| 


और क्या तेरे पास झगड़ने वालों का 


समाचार पहुँचा है, जब उन्होंने महल के ' 
प्राचीर को फलाँगा ? ।22। 

जब वे दाऊद के सामने आए तो वह 
उनके कारण अत्यन्त घबराया । उन्होंने 
कहा, कोई भय न कर । (हम) दो 
झगड़ने वाले (हैं) । हम में से एक दूसरे 
पर अत्याचार कर रहा है । अतः हमारे 
बीच न्यायपूर्वक निर्णय कर और कोई 
अत्याचार न कर । और हमें सीधे-मार्ग 
की ओर रहनुमाई कर ।23। 

निःसन्देह यह मेरा भाई है । इसकी 
निनान्वे दुन्बियाँ हैं और मेरी केवल एक 
दुन्बी है । फिर भी यह कहता है कि उसे 
भी मेरी संपत्ति में सम्मिलित कर दे । 


पारः 23 
BEE] 


> i 2.2 ६ ¢ 

in DE SNES BR Es} [१३ हक 
CP 

का \ ~~ J °> A ) 


RRR 


2 
ee 


4} 55255. RNS 


472 2 | |०८/० | रे os 
oN Ss 4<-० ३०८५ 


७ ५७०४ [55 

FE oil 3८55 
Ole 

[95 Es sels) 


Jal 2 4 Ys tS [SS दब रद SR Po (8 Ui 
OL cA 


a 
Cue RF 5 (६६ ६; FE > ०4 स 5 
2 | है| Ef 5-२ |$ ARN 29 


सूरः 38, साद 


और बहस करने में मुझ पर भारी पड़ता 
है ।24| 
उस ने कहा, उसने तेरी एक दुंबी अपनी 
दुन्बियों में सम्मिलित करने की माँग 
करके निःसन्देह तुझ पर अत्याचार 
किया है । और निःसन्देह बहुत से 
भागीदार (ऐसे) हैं कि उनमें से कुछ, 
कुछ अन्यों पर अत्याचार करते हैं । 
सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और 
नेक कर्म किए और ऐसे लोग बहुत थोड़े 
हैं । और दाऊद ने समझ लिया कि हमने 
उसकी परीक्षा ली थी । अत: उसने 
अपने रब्ब से क्षमा याचना की और वह 
विनम्रता पूर्वक गिर पड़ा और प्रायश्चित 
किया ।25। 
अतः हमने उसका यह (दोष) क्षमा कर 
दिया । और निःसन्देह उसे हमारे हाँ 
एक निकटता और उत्तम स्थान प्राप्त 
था ।26। 
हे दाऊद ! निःसन्देह हमने तुझे धरती में 
उत्तराधिकारी बनाया है । अत: लोगों के 
बीच न्यायपूर्वक निर्णय कर और मनोवेग 
के झुकाव का अनुसरण न कर अन्यथा 
वह (झुकाव) तुझे अल्लाह के मार्ग से 
भटका देगा । निःसन्देह वे लोग जो 
अल्लाह के मार्ग से भटक जाते हैं उनके 
लिए कठोर अज़ाब (निश्चित) है । क्यों 
कि वे हिसाब का दिन भूल गए थे ।27। 
(रुकू तम) 
और हमने आकाश और धरती को और 
जो कुछ उनके मध्य है उद्देश्यहीन पैदा 


पारः 23 


Wrz 


ONS 3 ८39 
EOCENE ICO NE 
SANTEE SS Hols 

Rl 2 ies 32792 


iol RHI ४) 322 
०४3 SUAS 


3 A) ae 395 
{ 056 257 ६ 
HH Ee Bs Es Criss 


eMail Us 
ES Yb ANS E 
00 ysis As sso 
ANODE 

§ OP Fl 


EE 


६६2५८3, 590 %:27॥86 ८५ 


सूरः 38, साद 


नहीं किया । यह उन लोगों की केवल 
धारणा मात्र है जिन्होंने इनकार किया । 
अतः: जिन्होंने इनकार किया अग्नि (के 
अज़ाब के) द्वारा उनका विनाश हो ।28। 
क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए 
और नेक-कर्म किए वैसा ही ठहरा देंगे 
जैसे धरती में उपद्रव करने वाले हैं ? 
अथवा क्या हम तक़वा धारण करने 
वालों को दुराचारियों के समान समझ 
लेंगे ? ।29। 

महान पुस्तक, जिसे हमने तेरी ओर 
उतारा, बरकत दी गई है । ताकि ये 
(लोग) उसकी आयतों पर चिन्तन 
करें और ताकि बुद्धिमान उपदेश प्राप्त 
करें ।30। 

और हमने दाऊद को सुलैमान प्रदान 
किया । (वह) क्या ही अच्छा भक्त था। 
निःसन्देह वह बार-बार विनम्रतापूर्वक 
झुकने वाला था ।3!। 

जब साँय काल उसके सामने तीव्र गति 
से दौड़ने वाले घोड़े लाए गए ।32। 


तो उसने कहा, नि:सन्देह मैं अपने रब्ब 
की याद के कारण धन से प्रेम करता हूँ । 
यहाँ तक कि वे ओट में चले गए ।33। 
(उसने कहा) उन्हें दोबारा मेरे सामने 
लाओ । अत: वह (उनकी) पिंडलियों 
और गर्दनों पर (प्रेम से) हाथ फेरने 
लगा ।34|* 


{|| पारः 23 


08% ७2४७३ ४305 Yt 
+ 59%: SRA BEM 
© JN Gels ORY 


3900 02/00/5586 
Me है| YN Cob 


®) ES 2022० 2 EE 2 
DD C Sis] 
~ » २ 


५ a ~ ES Ee Ed दा | 
किक, ESS SBR CEE | i 


rE iii GE 
Spey ८३७ 95 8555 
5 [oR 5% (5355 82 be 


055 





१ आयत सं. 32 से34 : इससे अधिकतर व्याख्याकार यह अर्थ निकालते हैं कि हज़रत सुलैमान अलै. 
को अपने घोड़ों से इतना प्रेम था कि उनको देखने में खोकर आप की नमाज़ छूट गई । अतः इस> 


सूरः 38, साद I] पारः 23 


६६७ कर Deed 


और निःसन्देह हमने सुलैमान की परीक्षा Ce SUES ESS 


ली और हमने उस (के राज्य) के 
सिंहासन पर (बुद्धि व समझ विहीन) 
एक शरीर को रख दिया । तब वह 
(अल्लाह ही की ओर) झुका ।35।* 


~ ~ 
6 | CTE 
° 


(और) कहा हे मेरे रब्ब ! मुझे क्षमा 3} £| IE 


कर दे और मुझे एक ऐसा राज्य प्रदान है 
कर कि मेरे पश्चात उस पर कोई और ८८५00) ४58 AY 2 
न जचे । निःसन्देह तू ही अपार ३ 
दानशील है ।36।+ 

अतः हमने उसके लिए हवा को भी 


सेवाधीन कर दिया जो उसके आदेश पर ह है 
धीमी गति से जिधर वह (ले) जाना OLS 2s 
चाहता था, चलती थी ।37। 





ats 
CO 


atats 
CO 


«क्रोध में उन्होंने उन सब की कूंचें काट डालीं और गर्दनों को शरीर से पृथक कर दिया । यह अत्यन्त 
मूर्खतापूर्ण व्याख्या है जिसे पवित्र कुरआन से जोड़ना वास्तव में उसका अपमान है । यदि नमाज़ छूट 
गई थी तो फिर पहले नमाज़ पढ़ने का उल्लेख आना चाहिए था । घोड़ों को देखने का काम तो 
उन्होंने अपनी इच्छा से किया था । घोड़ों बेचारों का क्या अपराध था कि उनका वध किया जाता । 
वास्तविकता यह है कि चूँकि अल्लाह तआला के लिए जिहाद करने के उद्देश्य से ये घोड़े रखे गये थे 
इस कारण उनसे प्रेम को प्रकट करने के लिए उन्होंने उनकी पिंडलियों और जाँघों पर हाथ फेरा, 
जैसा कि आजकल भी घोड़ों से प्रेम करने वाला यही व्यवहार करता है । 

इस आयत का अर्थ यह है कि उनका उत्तराधिकारी न आध्यात्मिक गुण रखता था न ही शासन 
चलाने की योग्यता रखता था । इसलिए एक बेकार शरीर की भाँति था । और हमने उसके 
सिंहासन पर एक शरीर को रख दिया से अभिप्राय उसका सिंहासन पर विराजमान होना है । इस 
आयत के अर्थ के साथ भी कुछ विद्वानों ने बहुत ही अन्याय किया है और हज़रत सुलैमान अलै. को 
मानो दुराचारी तक घोषित किया है । उनके कथनानुसार एक सुन्दर स्त्री को जो उन की पत्नी नहीं 
थी, वह उस सिंहासन पर विराजमान हुई । और उन्होंने उससे दुष्कर्म का मन बना लिया, फिर ध्यान 
आया कि यह तो अल्लाह की ओर से मेरे लिए एक परीक्षा थी । अत: यह कहानी उस कहानी से 
मिलती जुलती है जो हज़रत यूसुफ़ अलै. के बारे में भी व्याख्याकारों ने घड़ी हुई है । 

इस आयत में पिछली सारी आयतों का अन्तिम परिणाम निकाल दिया गया है । जब सुलैमान अलै. 
को ज्ञात हुआ कि उन का पुत्र न आध्यात्मिक ज्ञान रखता है और न शासन के योग्य है तो उन्होंने 
स्वयं उसके विरुद्ध दुआ की । और अल्लाह तआला से प्रार्थना की, कि मेरे पश्चात फिर इतना बड़ा 
सम्राज्य किसी और को न मिले । अतः इतिहास से प्रमाणित है कि हज़रत सुलैमान अलै. के पश्चात 
वह साम्राज्य उत्तरोत्तर पतनोन्मुखी होता गया । 


सूरः 38, साद 


और शैतानों को भी । (अर्थात्‌) 
निर्माण-कला के हर माहिर और 
गोताख़रोर को ।38। 

और (कुछ) दूसरों को भी जिन्हें ज़ंजीरों 
में जकड़ा गया था ।39। 

यह हमारा अपार दान है । अत: (चाहे) 
उपकार पूर्ण व्यवहार कर अथवा रोके 
रख ।40। 


और निःसन्देह उसे हमारे हाँ एक ह €)._(८ oe ARIE 


निकटता और उत्तम स्थान प्राप्त 
था।4।। (रुकू न) 


और हमारे भक्त अय्यूब को भी याद कर 
जब उसने अपने रब्ब को पुकारा कि “ 


निःसन्देह मुझे शैतान ने बहुत दुःख और 
कष्ट दिया है ।42। 

(हमने उसे कहा) अपनी सवारी को 
एड़ लगा । यह (निकट ही) नहाने 
और पीने के लिए ठंडा पानी 
है।43। 

और फिर हमने उसे उसके परिवार 
और उनके अतिरिक्त उन जैसे और 
भी अपनी कृपा स्वरूप प्रदान कर 
दिए । और (यह) बुद्धिमानों के लिए 
एक शिक्षाप्रद अनुस्मरण के रूप में 
(है) ।44| 

और (उससे कहा कि) सूखी और हरी 
टहनियों का गुच्छा अपने हाथ में ले और 
उसी से प्रहार कर । और (अपनी) 
क़सम को झूठी न होने के । निःसन्देह 
हमने उसे बहुत धैर्य धरने वाला पाया । 
(वह) क्या ही अच्छा भक्त था । 


‘Y 


Z 72 ZT 
2 Rw 


5४ 265०5 4४ 4 ४४६5३ 
७-०) 3५ ५४३५४४५८० 


न कल री (६६० ३ 2 
~ 2 + ७४५ + &] | ~ 3 ~ 
PET ह ~ - ~ 9 
~ 


+ AE ~ 3b 572 Ek b 24% 
ANS 5.० 5-23 ४) ss 


सूरः 38, साद 


निःसन्देह वह बार-बार विनम्रतापूर्वक 
झुकने वाला था ।45।* 

और याद कर हमारे भक्त इब्राहीम 
और इसहाक और याकूब को जो 
बहुत शक्तिशाली और दूरदर्शी 
थे।46। 

निःसन्देह हमने उन्हें विशेष रूप से 
परकालीन घर के स्मरण करने के कारण 
चुन लिया ।47। 

और निःसन्देह वे हमारे निकट अवश्य 
चुने हुए (और) बहुत से गुणों वाले 
लोगों में से थे ।48। 


GNSS 2६:2० ४॥ 


पार; 23 


७८.५5) 


7६ “x2 


Ll ppl Ue 3233 


<7 > < त ०2577 
©) WAPI DY ds i239 


~ 


COREA Co CE 2) 


& IY 


और इस्माईल को भी याद कर और अल्‌ " \६६॥।६ ५ ६.८१5 | ॐ 


यसञ्‌ को और ज़ुल किफ़ल को । और वे 
सब श्रेष्ठ लोगों में से थे ।49। 

यह एक महान अनुस्मरण है और 
निःसन्देह मृत्तक्रियों के लिए बहुत 
अच्छा ठिकाना होगा ।50। 


L Ci 242 7 ७ ह Rez 
CAYO ES 





४ आयत सं. 42 से 45 : हज़रत अय्यूब अलै. को शैतान ने जो दुःख पहुँचाया था वह बहुत ही 
पीड़ादायक था । बाइबिल के अनुसार उनको बहुत ही भयंकर चर्म-रोग लग गया था जिसके कारण 
घर वाले भी घृणा करते हुए उनको कूड़े के ढेर पर छोड़ गए थे । पवित्र कुरआन ने ऐसा कोई वर्णन 


नहीं किया । 


कुरआन के अनुसार हज़रत अय्यूब अलै. को अल्लाह तआला ने शाख़ों वाली एक ट॒हनी से अपनी 
सवारी को हाँकने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि अपनी क़सम को न तोड़ । इसके बारे में यह 
विचित्र कहानी वर्णन की जाती है कि यहाँ पर सवारी से अभिप्राय घोड़ी नहीं बल्कि पत्नी है । 
उन्होंने अपनी पत्नी को सौ लाठी मारने की क़सम खाई थी । इस कारण अल्लाह तआला ने कहा कि 
झाड़ से मार लो । उसमें सौ तिनके होते होंगे तो क़सम पूरी हो जाएगी । परन्तु यह कहानी बिल्कुल 
काल्पनिक है । जिन नबियों की पत्नियों ने उनसे विद्रोह किया था उनमें हज़रत अय्यूब अलै. की 
पत्नी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । अतः अरबी शब्द ''ज़िगूसन्‌'' (सूखी और हरी शाखों के 
गुच्छे) से सवारी को हाँकने का आदेश है, जो उनको उस पानी तक पहुँचा देगी जिसके प्रयोग से उन 
को आरोग्य लाभ होगा । अल्लाह तआला ने जब हज़रत अय्यूब अलै. को आरोग्य प्रदान कर दिया 
तो न केवल उन की देख-भाल के लिए उनको घर वाले प्रदान किए बल्कि उन जैसे सर्वस्व न्योछावर 
करने वाला एक समुदाय भी प्रदान कर दिया गया । 


सूरः 38, साद 


अर्थात स्थायी बागान होंगे । उनके 
लिए द्वार भली-भाँति खुले रखे 
जाएँगे।5।। 

उनमें वे तकियों पर टेक लगाए हुए होंगे 
(और) वहाँ अधिकतापूर्वक भाँति- 
भाँति के फल और पेय पदार्थ मांग रहे 
होंगे ।52। 

और उनके पास (लाजवंती) नीची दृष्टि 
रखने वाली हमजोलियाँ होंगी ।53।* 
यह है वह, जिसका हिसाब-किताब 
के दिन के लिए तुम्हें वादा दिया 
जाता है ।54। 

निःसन्देह यह हमारी (ओर से) 
जीविका है । इसका समाप्त हो जाना 
संभव नहीं ।55। 

यही होगा । और निःसन्देह विद्रोहियों 
के लिए अवश्य सबसे बुरा लौटने का 
स्थान है ।56। 

(अर्थात) नरक । वे उसमें प्रविष्ट होंगे । 
अत: क्या ही बुरा बिछौना है ।57। 

यह अवश्य होगा । अतः वे उसे चखें 
(अर्थात) खौलता हुआ और बर्फीला 
पानी ।58। 

और उससे मिलती जुलती और भी 
वस्तुएँ होंगी ।59। 

यह वह समूह है जो तुम्हारे साथ 
(उसमें) प्रविष्ट होने वाला है । उनके 
लिए कोई अभिवादन नहीं । नि:सन्देह वे 
अग्नि में प्रविष्ट होने वाले हैं ।60। 


Co Y ट SE Sos 


पारः 23 


C soils 4 
०0-०३ ७ se sabe 


EASY ना [os 3 LE | (६8 Ge > ६g 
9७: ५० ४3 ०१८०-२ बडे OE 


© नी & re po ~ 
ह | rs 0 
१ 22 


eld 


| 2 
CRANE HID be So 


5! | [oe [$ i 5 RI ks 
9५०५५ १22 Osc ls 


EG i Fn 57 Cr ५-2 


2 Ed as i 4 CI 5% 5 y % | 
९9 GUE ०953-2७ | 
L 4 ~ 4६5 > i 2 2 टी | 5 
DEN Hie ol 


43 ८ हि & | 
ON Soa 





* उनके पास नीची दृष्टि रखने वाली कुवाँरी कन्यायें होंगी । यह भी एक उपमा है जिससे उनकी 


विनम्रता और लज्जाशीलता अभिप्रेत है । 


सूरः 38, साद 


वे (लानत डालने वाले गिरोह से) 
कहेंगे, बल्कि तुम ही (लानत 
किये गये) हो । तुम्हारे लिए कोई 
अभिवादन नहीं । तुम ही हो 
जिन्होंने हमारे लिए यह कुछ आगे 
भेजा है । अत: क्या ही बुरा ठहरने 
का स्थान है ।6।। 

वे कहेंगे, हे हमारे रब्ब ! जिसने हमारे 
लिए यह आगे भेजा उसे अग्नि में दोहरा 
अज़ाब दे ।62। 

और वे कहेंगे, हमें क्या हुआ है कि हम 
उन लोगों को नहीं देख रहे जिन्हें हम 
दुष्टों में गिना करते थे ।63। 

क्या हमने उन्हें तुच्छ समझ रखा था 
अथवा उन (की पहचान) से हमारी 
नज़रें चूक गई ? ।64। 


निःसन्देह यह अग्नि (में पड़ने) वालों £ 


का परस्पर झगड़ना सत्य है ।65। 

(रुकू ) 
तू कह दे, मैं तो केवल एक सतर्क करने 
वाला हूँ । और अल्लाह के सिवा कोई 
उपास्य नहीं जो अकेला (और) पराक्रमी 
है ।66। 
आकाशों और धरती का रब्ब और 
उसका जो उन दोनों के मध्य है । पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) बहुत क्षमा करने 
वाला है ।67। 
तू कह दे, यह एक बहुत बड़ा समाचार 


है ।68। 
तुम इससे विमुख हो रहे हो ।69। 


पारः 23 


227 yb 


SSIES SSG 


6) ) |) | US (88, 89०७ दिए] 


CY ,_ ५.०८ GIGS 
SN 285 
EE ५४४ ol 
©3IY 

FENG ASIEN] 


be A 3 eis ८ po | | A 7 


४५) ~, 


©| i i) | 
(9) किए “कल |$:० 55 Fe US 


6) 42% ०२२० ६३ 
९० ०७३० ४० १.८ | 


सूरः 38, साद 


मझे फ़रिशतों का कोई ज्ञान नहीं था जब 
वे बहस कर रहे थे ।70। 


मुझे तो केवल यह वहइ की जाती है 
कि मैं एक खुला-खुला सतर्क करने 
वाला हूँ ॥7। 

जब तेरे रब्ब ने फ़रिश्तों से कहा, 
निःसन्देह मैं मिट्टी से मनुष्य पैदा करने 
वाला हूँ ।72। 

अत: जब मैं उसे ठीक-ठाक कर लूँ 
और उसमें अपनी रूह में से कुछ फूँक दूँ 
तो उसके सामने सजदः करते हुए गिर 
पड़ो ।73। 

इस पर सब के सब फ़रिश्तों ने सजदः 
किया ।74। 

सिवाय इब्लीस के । उसने अहंकार 
किया और वह था ही क़ाफ़िरों में 
से।75। 

उस (अल्लाह) ने कहा हे इब्लीस ! तुझे 
किस चीज़ ने उसे सजदः करने से मना 
किया जिसे मैंने अपनी (कुदरत के) 
दोनों हाथों से सृजित किया था ? क्या 
तूने अहंकार किया है अथवा तू बहुत 
ऊँचे लोगों में से है ? ।76। 

उसने कहा, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ । तूने मुझे 
अग्नि से पैदा किया और उसे मिट्टी से 
पैदा किया ।77। 

उसने कहा, फिर यहाँ से निकल जा । 
निःसन्देह तू धिक्कारा हुआ है ।78। 

और निःसन्देह तुझ पर प्रतिफल दिवस 
तक मेरी ला नत पड़ेगी ।79। 


(| 


पारः 23 


dN segs 
OSS Hy 


IFES SEES 
७६2 


Zizi 


35६ MHE 
SIS ee a |x 


9S 


सूरः 38, साद 


उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! इस परिस्थिति 
में मुझे उस दिन तक ढील दे दे जिस दिन 
(लोग) उठाए जाएँगे ।80। 

उसने कहा, निःसन्देह तू ढील दिए जाने 
वालों में से है ।8]। 

एक निश्चित समय के दिन तक ।82। 


उसने कहा, तो फिर तेरी प्रतिष्ठा की 
क़सम ! मैं अवश्य उन सब को पथभ्रष्ट 
करूँगा ।83। 

सिवाए उनमें से तेरे उन भक्तों के जो 
(तेरे) चुने हए होंगे ।84।” 

उसने कहा, अत: सच तो यह है और मैं 
अवश्य सच ही कहता हूँ ।85। 

मैं नरक को अवश्य तुझ से और उन 
सबसे भर दूँगा जो उनमें से तेरा अनुसरण 
करेंगे ।86। 

तू कह दे कि इस (बात) पर मैं तुम से 
कोई प्रतिफल नहीं माँगता । और न ही 
मैं दिखावा करने वालों में से हूँ ।87। 

यह तो समस्त लोकों के लिए एक महान 
उपदेश के अतिरिक्त कछ नहीं ।88। 
और कुछ समय के पश्चात तुम लोग 
उसकी वास्तविकता को अवश्य जान 
लोगे ।89। (रुकू उ) 


= 


CVS 2४५८). ५] 
८ EES लः i 5 
SEIS 3) 


TAT 


६ 
६ 


eles bee 5 ~ CE दु a G77 Ei ~| 2 
४: ०१३८-५८ _ ४३ 


© {2 72 f > आर 
UST or 


OSE) 2 SZ, हर पा 
OIE OS 
Ce 
S ed ~ +<; ir gt 
छह Yi :2७| 
(2 ° 7 ~ > ) 9 ~ 


Cd 
Cyl 


® > FE] ~ 57 EG ¢ x|2 ~ 
ie 3 


Z 


(20 





* आयत सं. 83-84 : शैतान को जब अल्लाह तआला ने धुतकार दिया तो उसने अपनी ढिठाई में 
अल्लाह तआला से छूट माँगी कि जिन भक्तों को तूने मुझ पर प्रधानता दी है यदि मुझे छूट मिले तो 
उनको मैं प्रत्येक प्रकार का धोखा देकर तुझ से छीन लूँगा और वे तेरे बदले मेरी उपासना करेंगे । 
सिवाए तेरे उन भक्तों के जो तेरे लिए विशिष्ट हो चुके हों । उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं चलेगा। 


iE 
39- सूरः अजञ -जुमर 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 76 आयते हैं । 

इससे पहली सूर: के अंत में धर्म को अल्लाह के लिए विशेष करने वाले ऐसे भक्तों 
का विवरण है जिन्होंने शैतान की उपासना का इनकार किया और पूर्णरूपेण अल्लाह 
तआला की उपासना करने में शीश झुकाए रखा । इस सूरः के आरम्भ ही में यह घोषणा की 
गई है कि हे रसूल ! धर्म को अल्लाह के लिए विशेष करते हुए उसी की उपासना कर। 
निःसन्देह अल्लाह तआला विशुद्ध धर्म को ही स्वीकार करता है । इसके बाद मुश्रिकों के 
एक तर्क का खण्डन किया गया है । वे मुर्तिपूजा के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ये 
कृत्रिम उपास्य हमें अल्लाह से निकट करने का माध्यम बनते हैं | अल्लाह ने कहा, कदापि 
ऐसा नहीं । बल्कि माध्यम तो वही बनेगा जिसका धर्म हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की भाँति विशुद्ध है और इसमें शिर्‌क का किंचिन्मात्र अंश भी नहीं है । 

इसके पश्चात इस वास्तविकता को दोहराया गया है कि मनुष्य जीवन का आरम्भ 
एक ही जान से हुआ था । फिर जब मनुष्य माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में विकास के पड़ाव 
तय करने लगा तो वह भ्रूण तीन अन्धैरों में छिपा हुआ था । पहला अन्धेरा माँ के पेट का 
अन्धेरा है जिसने गर्भाशय को ढांका हुआ है । दूसरा अन्धेरा स्वयं गर्भाशय का अन्धेरा है, 
जिसमें भ्रूण पलता है और तीसरा अन्धेरा जरायु (P]a८९॥।३) का अंधेरा है जो माँ के 
गभाशिय के अंदर भ्रूण को समेटे हुए होता है । 

फिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह घोषणा करने का आदेश 
दिया गया है कि मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि मैं उपासना को उसी के लिए विशेष 
कर दूँ । उसके पश्चात आदेश दिया गया है कि तू कह दे कि अल्लाह ही है जिसके लिए मैं 
अपने धर्म को विशुद्ध करते हुए उपासना करता रहुँगा । तुम अपनी जगह उसके सिवा 
जिसकी चाहे उपासना करते फिरो । फिर आप सल्ल. को यह कहा गया कि उनको बता 
दे कि यदि वे ऐसा करेंगे तो यह बहुत घाटे वाला सौदा होगा क्योंकि वे अपने आप को भी 
और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इस कुटिलता के द्वारा पथभ्रष्ट करने का 
कारण बनेंगे । इसके पश्चात यह प्रश्‍न उठाया गया है कि क्या वह व्यक्ति जिसका सीना 
अल्लाह तआला ने अपनी याद के लिए खोल दिया हो अथवा दूसरे शब्दों में जिसे पूर्ण 
विश्वास प्रदान कर दिया गया हो । इसके उत्तर का यूँ तो स्पष्टतः उल्लेख नहीं परन्तु इस 
प्रश्‍न में ही निहित है और वह यह है कि ऐसे व्यक्ति से उत्तम और कोई नहीं हो सकता । 
अतः बहुत ही अभागे हैं वे लोग जो अपने रब्ब का स्मरण करने से लापर्वाह रहते हैं । 

इस सूरः की आयत सं. 24 में यह घोषणा की गई है कि अल्लाह तुझ से एक बहुत 


{| 


ही मनमोहक बात वर्णन करता है जो यह है कि अल्लाह ने तुझ पर एक बार-बार पढ़ी 
जाने वाली पुस्तक उतारी है जिसमें कुछ ऐसी आयते भी हैं जिनके अर्थ अस्पष्ट हैं और वे 
जोड़ा-जोड़ा हैं । परन्तु उनकी व्याख्या स्वरूप बिल्कुल उनसे मिलती जुलती और भी 
आयतें उपस्थित हैं जो सत्य की खोज करने वालों को अस्पष्ट आयतों को समझने का 
सामर्थ्य प्रदान करेंगी । यह वही विषय है जो कुछ-कुछ की व्याख्या करती हैं उक्ति 
के अनुरूप है । एक दूसरे स्थान पर कहा कि जो ज्ञान में पैठ रखते हैं उनके लिए तो कोई 
आयत भी अस्पष्ट नहीं रहती । 

इस सूरः में वह आयत भी है जो हज़रत मसीह मौऊद अलै. को वहइ हुई थी और 
हुजूर अलै. ने एक अंगूठी तैयार करवा कर उसके नगीने में उसे खुदवा लिया था । अर्थात 
अलै सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहू (क्या अल्लाह अपने भक्त के लिए पर्याप्त नहीं) इसी 
कारण अहमदी ऐसी अंगूठियाँ मंगलमय जानकर और शुभ-शकुन के रूप में अपनी 
उंगलियों में पहनते हैं । 

इस सूरः की आयत सं. 43 में एक बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाया गया है कि नींद 
भी एक प्रकार की मृत्यु है जिसमें आत्मा या चेतनशक्ति बार-बार डूबती है । फिर 
अल्लाह तआला ने ऐसी व्यवस्था जारी कर दी है कि ठीक निर्धारित समय पर दिमाग की 
तह से टकरा कर फिर वापस उभर आती है । वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की है और 
बताया है कि यह प्रक्रिया निर्धारित समय में एक सोए हुए व्यक्ति से बार-बार पेश आती 
रहती है । इस निश्चित समय को एक आणविक घड़ी से भी नापा जा सकता है और इस 
अवधि में किसी प्रकार का कोई अंतर दिखाई नहीं देगा । फिर जब अल्लाह तआला उस 
जान को डूबने के पश्चात दोबारा वापस नहीं भेजता तो इसी का नाम मृत्यु है । 

क्योंकि यहाँ अल्लाह तआला के समक्ष उपस्थित होने का और इस संसार से सदा 
की जुदाई का वर्णन आ रहा है इस कारण वे जो जवाबदेही का भय रखते हैं उनको यह 
शुभ-समाचार भी दे दिया गया है कि अल्लाह तआला प्रत्येक प्रकार के पापों को क्षमा 
करने का सामर्थ्य रखता है । क्योंकि वह बहुत क्षमा करने वाला और बार-बार दया 
करने वाला है । अतः अल्लाह के समक्ष झुको और उसी के सुपुर्द हो जाओ इस से पूर्व कि 
वह अज़ाब तुम्हें आ पकड़े । और फिर प्रायश्चित करने से पूर्व तुम्हारी मृत्यु हो जाए और 
मनुष्य पश्चाताप करते हुए यह कहे कि काश ! मैं अल्लाह तआला के पहलू में अर्थात्‌ 
उसकी दृष्टि के सामने इतने पाप करने की धृष्टता न करता । 

इस सूरः का नाम अज़-जुमर है और अंत पर दो आयतों में ज़ुमर (समूहों) को 
दो भागों में विभाजित किया गया है । एक वे हैं जो समूहबद्ध रूप में नरक की ओर ले 
जाए जाएँगे और एक वे जो समूहबद्ध रूप में स्वर्ग की ओर ले जाए जाएँगे । 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 








०३०० 


8 Bd र र्_्न्े 








NNN NNN NNR 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
इस सम्पूर्ण ग्रन्थ का अवतरण पूर्ण प्रभुत्व Bre al < Ce 
वाले (और) परम विवेकशील अल्लाह i | 
की ओर से हुआ है ।2। D> 
निःसन्देह हमने तेरी ओर (इस) पुस्तक ८2६८.“ < 
को सत्य के साथ उतारा है । अतः f Fo RENE 
अल्लाह के लिए धर्म को विशिष्ट करते OE) - 
हुए उसी की उपासना कर ।3। 
सावधान ! विशुद्ध धर्म ही अल्लाह की 
प्रतिष्ठानुकूल है । और वे लोग जो उस 
के सिवा (दूसरों को) मित्र बना लिए हैं 7 8445 £ 3] 33)2|38 455 
(कहते हैं कि) हम केवल इस उद्देश्य के 655) 
लिए ही उनकी उपासना करते कि वे हमें ol (४2250 USE) 
अल्लाह के निकट करते हुए निकटता के ६ US Eee Se 
ऊँचे स्थान तक पहुँचा दें । निःसन्देह FRE 
अल्लाह उनके मध्य उसका निर्णय करेगा. ©4505 38 ya YS) 
जिसमें वे मतभेद किया करते थे 
अल्लाह कदापि उसे हिदायत नहीं देता 
जो झूठा (और) बड़ा कृतघ्न हो ।4। 
यदि अल्लाह चाहता कि वह कोई पुत्र SE SEES) 
अपनाए तो उसी में से जो उसने पैदा ce Fe Fe कर हा | है 
किया है, जिसे चाहता अपना लेता । | Ao ZG SEs 
वह बहुत पवित्र है । वही अल्लाह OBS sl 
अकेला (और) प्रभुत्वशाली है ।5। 

Cw 


उसने आकाशों और धरती को सत्य के 3४2 * ६८ veel es 
साथ पैदा किया है । वह दिन पर रात 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


का खोल चढ़ा देता है और रात पर 
दिन का खोल चढ़ा देता है । और उसी 
ने सूर्य और चन्द्रमा को सेवाधीन 
किया। प्रत्येक अपने निश्चित समय 
की ओर गतिशील है । सावधान वही 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) बहुत क्षमा 
करने वाला है ।6। 

उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया । 
फिर उसी में से उस ने उसका जोड़ा 
बनाया । और उसने तुम्हारे लिए पशुओं 
में से आठ जोड़े उतारे । वह तुम्हें 
तुम्हारी माताओं के पेटों में तीन अन्धेरों 
में एक उत्पत्ति के पश्चात दूसरी उत्पत्ति 
में परिवर्तित करते हुए पैदा करता है । 
यह है अल्लाह, तुम्हारा रब्ब । उसी का 
साम्राज्य है, उसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं । अतः तुम कहाँ उल्टे 
फिराए जाते हो ? ।7।* 

यदि तुम इनकार करो तो निःसन्देह 
अल्लाह तुम से बे-परवाह है और वह 
अपने भक्तों के लिए कुफ़ को पसन्द नहीं 
करता । और यदि तुम कृतज्ञता प्रकट 


EN पारः 23 


HSA HAGE 


ps b oe sr 


SNS ~ Uy a 
SN 9 UY 

©) Ls 
Us Use SUSY pC RE 


APY 3 SONS) 
2४5६०३३ 2४६ ' ६५3 


“4 2 bel ° 


55S 3 


© a TE ज्र ४६ ट ~ 


[5S RIEe SE 





९ अरबी शब्द अन ज़ ल यद्यपि उतारने का अर्थ देता है परन्तु यहाँ इन असाधारण लाभदायक वस्तुओं 
को पैदा करने के अर्थो में प्रयुक्त हुआ है । न कि सशरीर आकाश से उतारने के अर्थो में । समग्र जगत 
को ज्ञात है कि पशु आकाश से बारिश की भाँति नहीं गिरा करते । इसके बावजूद उनके लिए नुज़ूल 
(उतारने) का शब्द इस लिए प्रयुक्त किया गया है कि वे मानव जाति के लिए अनगिनत लाभ रखते 
हैं । यही शब्द नुज़ूल हज़रत ईसा अलै. के दोबारा आगमन के लिए प्रयुक्त हुआ है । परन्तु सबसे 
बढ़कर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के संबंध में भी नुज़ूल शब्द का प्रयोग हुआ है 
जैसा कि फर्माया क़द अन ज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्ररसूलन (तुम्हारी ओर अल्लाह ने एक 
उपदेशक रसूल उतारा है ।) (सूरः अत्‌-तलाक़, आयत ।।-2) सभी उलेमा स्वीकार करते हैं कि 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सशरीर आकाश से नहीं उतरे थे । उनको चाहिए कि 
हज़रत ईसा अलै. के उतरने के संबंध में भी अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करें । 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


करो तो वह इसे तुम्हारे लिए पसन्द 
करता है । और कोई बोझ उठाने वाली 
किसी दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी । 
फिर तुम सब को अपने रब्ब की ओर 
लौटना है । अतः वह तुम्हें उन कर्मो से 
सूचित करेगा जो तुम किया करते थे । 
निःसन्देह वह सीनों के रहस्यों को 
भली -भाँति जानता है ।8। 

और जब मनुष्य को कोई कष्ट 
पहुँचता है तो वह अपने रब्ब को 
उसकी ओर झुकते हए पुकारता है । 
फिर जब वह उसे अपनी ओर से कोई 
नेमत प्रदान करता है तो वह उस बात 
को भूल जाता है जिसके लिए वह 
पहले दुआ किया करता था । और वह 
अल्लाह के साझीदार ठहराने लगता है 
ताकि उसके मार्ग से (लोगों को) 
पथभ्रष्ट कर दे । तू कह दे कि अपने 
कुफ़ से कुछ थोड़ा सा अस्थायी लाभ 
उठा ले निःसन्देह तू अग्नि में पड़ने 
वालों में से है ।9। 

क्या वह जो रात की घड़ियों में उपासना 
करने वाला है (कभी) सजदः की 
अवस्था में, और (कभी) खड़े होने की 
अवस्था में, परलोक के प्रति डरता है 
और अपने रब्ब की कृपा की आशा 
रखता है (ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता ?) 
तू पूछ कि क्या वे लोग जो ज्ञान रखते हैं 
और वे जो ज्ञान नहीं रखते, समान हो 
सकते हैं? निःसन्देह बुद्धिमान ही 
उपदेश प्राप्त करते हैं ।0 (रुकू द ) 


|; पारः 23 
“रण्ड PE + है TA 5६3४2 
>>23 5०) 3) ४३ ><-४4.०.२ 


oe NN bs 
i bw | ig Fe 
(OBER Sst 


DS 


(a5 oi IE 
OFC is) 
EENPVMETN PY 
८.5२ £ ore G2 

OJ ol ७६७४ 


4) 


Kg |S 


+ 2% 57 7 tz 
5 | 254 9 523) 3-०९ 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


तू कह दे कि हे मेरे भक्तो जो ईमान 
लाए हो ! अपने रब्ब का तक़वा धारण 
करो । उन लोगों के लिए जो उपकार 
करते हैं, इस संसार में भी भलाई होगी 
और अल्लाह की धरती विस्तृत है । 
निःसन्देह धैर्य करने वालों को ही बिना 
हिसाब के उनका भरपूर प्रतिफल दिया 
जाएगा ।!। 

तू कह दे कि मुझे तो आदेश दिया गया 
है कि मैं अल्लाह की उपासना उसी के 
लिए धर्म के प्रति निष्ठावान होकर 
करूँ ॥2। 

और मुझे आदेश दिया गया है कि मैं सब 
आज्ञाकारियों में से प्रथम हो जाऊं ।3। 
तू कह दे कि यदि मैं अपने रब्ब की 
अवज्ञा करूँ तो नि:सन्देह एक बहुत बड़े 
दिन के अज़ाब से डरता हूँ ।।4 

तू कह दे कि मैं अल्लाह ही की उपासना 
करता हूँ उसी के लिए अपने धर्म के प्रति 
निष्ठावान होते हुए ।।5। 

अतः तुम उसे छोड़ कर जिस की चाहो 
उपासना करते फिरो । तू कह दे कि 
निःसन्देह वास्तविक घाटा पाने वाले वे 
हैं जिन्होंने अपनी जानों और अपने 
परिजनों को क़यामत के दिन घाटे में 
डाला । सावधान ! यही बहुत खुला- 
खुला घाटा है ।6। 

उनके लिए उनके ऊपर से अग्नि की 
छाया होंगी और नीचे भी छाया होंगी । 
(अर्थात अग्नि उनको प्रत्येक ओर से 
अपनी लपेट में ले लेगी) यह वह बात है 


।\। पारः 23 


ih 52 rd ~ ०% Nz > + ee 7a 
a SBN 4 ८ SHC  |$ 
bE Di 2% 72 

SCN GS A 
3% be] ४. ग्रह | DD !9 


ODES ४ ० 2203 rua 


FSG 
SNS RHE ४ ...<॥ 
ल | $ PE) Pr ~ 537 ~ >| 2 Tz 


EAN OL 

#9) | Oboe 
i 04 b FT > > 

> 4 $ हट थी अ ५ | FP 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


जिससे अल्लाह अपने भक्तों को डराता 
है । अतः हे मेरे भक्तजनो ! मेरा ही 
तक़वा धारण करो ।।7। 

और वे लोग जो मूर्तियों की उपासना 
करने से बचे और अल्लाह की ओर 
झुके उनके लिए बड़ा शुभ-समाचार 
है। अतः मेरे भक्तों को शुभ-समाचार 
दे दे ।॥8। 

वे लोग जो बात को सुनते हैं तो उसमें 
से बेहतरीन (बात) का पालन करते हैं। 
यही वे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने 
हिदायत दी और यही वे लोग हैं जो 
बुद्धिमान हैं ।9। 

अतः क्या वह जिस पर अज़ाब का 
आदेश सिद्ध हो गया (बच सकता है ?) 
क्या तू उसे भी छुड़ा सकता है जो 
पूर्णतया अग्नि में (पड़ा) है ? ।20। 
परन्तु वे लोग जो अपने रब्ब का 
तक़वा धारण करते हैं उनके लिए 
अटारियाँ हैं जिनके ऊपर और 
अटारियाँ बनाई गई होंगी । उनके 
दामन में नहरें बहेंगी । (यह) अल्लाह 
ने वादा किया है । अल्लाह वादों को 
टाला नहीं करता ।2।| 

क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
आकाश से जल उतारा फिर उसे धरती 
में स्रोतों के रूप में जारी कर दिया । फिर 
वह उससे खेती निकालता है । उसके रंग 
भिन्न-भिन्न होते हैं । फिर वह शुष्क हो 
जाती है (अर्थात्‌ पक कर अथवा बिना 
पके) । फिर तू उसे पीला होता हुआ 


Eh पारः 23 


> 300% + ~ 
(9 OQ 94 ७ > (2 


ESO EEN RNS 


PUNE EE 


~ 
oR 
2 
> ६.4 5 ped हि] 3 > Ei 
drm 8 
द| 2 MEN Cn 


Malas alc 9०३! 


9] y NET 5 


$ 
\ 


> w ES +> 2:24 ८55] oe 
SE FYI SU 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


देखता है । फिर वह उसे चूर-चूर कर 
देता है । निःसन्देह इसमें बुद्धिमानों के 
लिए एक बड़ी शिक्षा है ।22। 

(रुकू उ) 
अतः क्या वह जिसका सीना अल्लाह 
इस्लाम के लिए खोल दे, फिर वह अपने 
रब्ब की ओर से एक प्रकाश पर (भी) 
क़ायम हो (वह अल्लाह के स्मरण से 
वंचित लोगों की भाँति हो सकता है ?) 
अतः सर्वनाश हो उनका जिनके दिल 
अल्लाह के स्मरण से (वंचित रहते हुए) 
कठोर हैं । यही वे लोग हैं जो खुली- 
खुली पथभ्रष्टता में हैं ।23। 
अल्लाह ने सर्वश्रेष्ठ वर्णन एक 
मिलती-जुलती (और) बार-बार 
दोहराई जाने वाली पुस्तक के रूप में 
उतारा है । जिससे उन लोगों की 
त्वचाएँ जो अपने रब्ब का भय रखते 
है, कांपने लगती हैं । फिर उनकी 
त्वचाएँ और उनके दिल अल्लाह के 
स्मरण की ओर (झुकते हए) नरम पड़ 
जाते हैं । यह अल्लाह की हिदायत है, 
वह इसके द्वारा जिसे चाहता है 
हिदायत देता है । और जिसे अल्लाह 
पथभ्रष्ट ठहरा दे तो उसे कोई हिदायत 
देने वाला नहीं ।24। 
अत: क्या वह जो क़यामत के दिन कठोर 
अज़ाब से बचने के लिए अपने चेहरे को 
ही ढाल बनाएगा (बच सकता है ?) 
और अत्याचारियों से कहा जाएगा कि 
चखो, जो तुम कमाया करते थे ।25। 


Ue (E55 CS e 2 आ ~~ Tf TET 
Bo + ~ ~” 
Z 2 ५ 2 5 2 ZZ ड + ६; 
+77? + 39५७ RR Re W है २३५९ ~ ० 
०१-३७ RH He Le AS 2 Es 
ES | 5 ~ 22 (४४६ 5 i 45% ( 5 rf ~ 
El nie २०२ ns 


> 57 ७ Z El | b है! + 
Gls 40 ,<-3 3) 


i ८६4 04555 25 3८ 
4 0०5 bes ४४ Th 
© C2 


eR) 


7 ii Dr) 2 i 2406 5 8 | 
(४५८7-४० Eo NPN 
र्ट > > Sy i wet fae 
AS Cl 9 5-५2) 

< Pi 4 
Os 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


उनसे पहले भी लोगों ने झुठलाया था तो 
उन्हें अज़ाब ने उस दिशा से आ पकड़ा 
जिस (दिशा) की वे कोई कल्पना भी 
नहीं कर सकते थे ।26। 

अतः अल्लाह ने उन्हें इस संसार के 
जीवन में भी अपमान का स्वाद चखाया 
जबकि परलोक का अज़ाब बहुत बढ़ 
कर है । काश ! वे जानते ।27। 


और निःसन्देह हमने इस कुर्‌आन में 
लोगों के लिए प्रत्येक प्रकार का 
उदाहरण वर्णन कर दिया है ताकि वे 
उपदेश प्राप्त करें ।28। 

एक अत्यन्त सरल और शुद्ध भाषा 
सम्पन्न कुरआन जिसमें कोई कुटिलता 
नहीं, ताकि वे तक़वा धारण करें ।29| 
अल्लाह एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण 
वर्णन करता है जिसके कई स्वामी हों जो 
परस्पर एक दूसरे के विरोधी हों । और 
एक ऐसे व्यक्ति का भी (उदाहरण वर्णन 
करता है) जो पूर्णतया एक ही व्यक्ति 
का हो । क्या वे दोनों अपनी परिस्थिति 
की दृष्टि से एक समान हो सकते हैं ? 
समस्त स्तुति अल्लाह ही की है 
(परन्तु) वास्तविकता यह है कि उनमें 
से अधिकतर नहीं जानते ।30। 

निःसन्देह तू भी मरने वाला है और वे भी 
मरने वाले हैं ।3]। 

निःसन्देह फिर तुम कयामत के दिन 
अपने रब्ब के समक्ष एक दूसरे से बहस 
करोगे ।32। (रुकू ज ) 


पारः 23 


a i i है: 45 3 5 i 
> SMD 


अं ३.० 3 ह > > हि ह 
O03 YS ye lis 


HAUSE EN 2485 8 
3 4 छु ei ~ ॥% Ee 7 
ह i565 र 5 55N ls 


© (0 ) 9००९ 5 TI ना 
°+ 


20 NCS Ue CYC ois 


CIEE EPC 


SNE 53 os पड 6, 


iD 


a 
6) 8 ed 
(9) /१५-2 
कक 


fu “9 > Ys 4 ०-2 ० 
० pe 
४ MES 3५७६ ४2०८४ 


Deis Faas: x XA ००५३ 


820# ०४४ BS 


OO] $ <) 


3 EE DT ~ 2 {८% 
~) a [92 ही | >> 


OY 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


।\| पारः 24 


अतः उससे अधिक अत्याचारी कौन हो द EOS ie SE) (ys 


सकता है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े और 


सच्चाई को झुठला दे, जब वह उसके 
पास आए । क्या नरक में काफिरों के 
लिए ठिकाना नहीं है ? ।33। 

और वह व्यक्ति जो सच्चाई लेकर आए 
और (वह जो) उस (सच्चाई) की पुष्टि 
करे, यही वे लोग हैं जो मुत्तक़ी हैं ।34। 
उनके लिए उनके रब्ब के पास वह कुछ 
होगा जो वे चाहेंगे । यह होगा पुण्य- 
कर्म करने वालों का प्रतिफल ।35। 
ताकि जो बुरे कर्म उन्होंने किए (उनके 
दुष्प्रभाव) अल्लाह उनसे दूर कर दे । 
और जो अच्छे कर्म वे किया करते थे, 
उनके अनुसार उन्हें उनका प्रतिफल 
प्रदान करे ।36। 

क्या अल्लाह अपने भक्त के लिए पर्याप्त 
नहीं ? और वे तुझे उनसे डराते हैं, जो 
उस के सिवा हैं । और जिसे अल्लाह 
पथभ्रष्ट ठहरा दे तो उसके लिए कोई 
हिदायत देने वाला नहीं ।37। 

और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे तो उसे 
कोई पथभ्रष्ट करने वाला नहीं । क्या 
अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
प्रतिशोध लेने वाला नहीं है ? ।38। 

और यदि तू उनसे पूछे कि आकाशों और 
धरती को किसने पैदा किया तो वे 
अवश्य कहेंगे, अल्लाह ने । तू उनसे कह 
दे कि सोचो तो सही यदि अल्लाह मुझे 
कोई हानि पहुँचाना चाहे तो क्या 
जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते 


ST Egy Dis 


roid 

~ & (ri ०+ EE w DE > 58 ~ 
So 9b ७ £ sis 
OO Sg 

St OE 5 <3 (७ ».&) 


Ol ++ 
Fo iE 


Jue | 9 | HSE | 4 
SHS >> >> ७२22-7४ 


SSIS 


SP EGET 
be 03 (5722४ 
2 (24 


प्क 


छ i Usa AIGEEVING ५2 (63 


7 AW 


CIEE] 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


हो, वे उसके (द्वारा उत्पन्न) हानि को 
दूर कर सकते हैं ? अथवा यदि वह मेरे 
पक्ष में दया करने का इरादा करे तो क्या 
वे उसकी दया को रोक सकते हैं ? तू 
कह दे कि मेरे लिए अल्लाह पर्याप्त है । 
उसी पर सब भरोसा करने वाले भरोसा 
करते हैं ।39। 

तू कह दे कि हे मेरी जाति ! तुमने अपने 
स्थान पर जो करना है करते फिरो, मैं 
भी (अपने स्थान पर) करता रहूँगा । 
अतः तुम शीघ्र ही जान लोगे ।40। 

(कि) किस तक वह अज़ाब आ पहुँचता 
है जो उसे अपमानित कर दे । और कौन 
है जिस पर आकर ठहर जाने वाला 
अज़ाब उतरता है ।4।। 

निःसन्देह हमने लोगों के लाभ के लिए 
तुझ पर सत्य के साथ पुस्तक उतारी है । 
अतः जो कोई हिदायत पाता है तो 
(वह) अपनी ही जान के हित के लिए 
हिदायत पाता है । और जो कोई 
पथभ्रष्ट होता है तो वह (अपनी जान) 
के विरुद्ध पथभ्रष्ट होता है । तू उन पर 
दारोगा नहीं है ।42। (रुकू -) 

अल्लाह जानों को उनकी मृत्यु के 
समय कनब्ज़ कर लेता है । और जो मरी 
नहीं होतीं (उन्हें) उनकी नींद की 
अवस्था में (कब्ज़ करता है ।) अतः 
जिसके लिए मृत्यु का निर्णय कर देता 
है उसे रोक रखता है और अन्य को 
एक निर्धारित समय तक के लिए 
(वापस) भेज देता है । नि:सन्देह इसमें 


|) | 


पार; 24 
FETT OT Od CSS bd 42 rE 2 
G35) 27 iS OAD pA) 
7x + ED | 2242 wee 
OS oR Pao 
©) Dd $ Sg त 
Os 5a 


a 
w क |] 
2८-०2 ale DRS FR 


AS 4०० 


|> 


Kose 


5 ER 9 ध. lee sf 7 2 | 7 i 


५ र a5 sie (2: 
42 र / 7 [2 Er 05 ME ET 
7 SAIN PE + CF: 
© Fo Rr श्र | 4 z 

i 

द 2 


Gb LSNELEE STG) 
§ 3 6 Us 37 ~ POE | 42 £ 
(58 |.०:०५ WS CEO eC 


gsi 
७032४ Ebi 
gla O NE sa 
SH ६ #5५60 5 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


चिन्तन-मनन करने वालों के लिए 
बहुत से चिह्न हैं ।43। 

क्या उन्होंने अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध 
कोई सिफ़ारिशी अपना रखे हैं ? तू कह 
दे कि क्या इस पर भी कि वे किसी वस्तु 
के स्वामी नहीं हैं और न ही कोई बुद्धि 
रखते हैं ? ।44| 

तू कह दे सिफ़ारिश (का मामला) 
पूर्णतया अल्लाह ही के अधिकार में है । 
आकाशों और धरती का सम्राज्य उसी 
का है । फिर उसी की ओर तुम लैटाए 
जाओगे ।45। 

और जब अकेले अल्लाह का वर्णन 
किया जाए तो उन लोगों के दिल जो 
परलोक पर ईमान नहीं रखते, बुरा 
मानते हैं । और जब उसे छोड़ कर 
दूसरों का वर्णन किया जाए तो वे बहुत 
प्रसन्न होते हैं ।46। 

तू कह दे, हे अल्लाह ! आकाशों और 
धरती के पैदा करने वाले ! परोक्ष और 
प्रत्यक्ष को जानने वाले ! तू ही अपने 
भक्तों के बीच (प्रत्येक) उस मामले 
में निर्णय करेगा जिसमें वे मतभेद 
करते हैं ।47। 

और जो कुछ धरती में है यदि वह सब 
का सब उनका होता जिन्होंने अत्याचार 
किया और वैसा ही और भी (होता) तब 
भी अवश्य वे उसे क़यामत के दिन 
भयानक अज़ाब से बचने के लिए 
मुक्तिमूल्य स्वरूप दे देते । और उनके 
लिए अल्लाह की ओर से वह (कुछ) 


! || पारः 24 


5 Fe DID Cold 


O03 Sp 
308 4:55५00 55555 54 


७897:2४४॥८55:6 5५४6; 


हा ५ + so नड ल 65) ६ bw र 
30०4४ eg 40 8 
a (rf ई + हि ०% f ~ ५ 
dl) oS 36 309 soe 


I~ 2% 


(६2 Os 


DE ८; ६5855 SAIS S53 
5 | 35 ठ 5 Os? Yea 


922०2“ 


(29 00.3 sas) 3 3८.8 CR 
eof w II [६ ] Et 2 
2D sl (४ 
GPSS 
Og Ll SECS CE 
U2) YG | धर 95 
2020 eC 


FSS 9५.७ 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


प्रकट होगा जिसकी वे कल्पना नहीं 
किया करते थे ।48। 

और जो कुछ उन्होंने कमाया उसकी 
बुराइयाँ उनके लिए प्रकट होंगी । और 
उन्हें वह घेर लेगा जिस की वे खिल्ली 
उड़ाया करते थे ।49| 

अतः जब मनुष्य को कोई कष्ट पहुँचता 
है तो (वह) हमें पुकारता है । फिर जब 
हम उसे अपनी ओर से कोई नेमत प्रदान 
करते हैं तो वह कहता है कि यह मुझे 
केवल एक ज्ञान के आधार पर दिया गया 
है । वास्तव में यह तो एक बड़ी परीक्षा 
है । परन्तु उनमें से अधिकतर नहीं 
जानते ।50। 

निःसन्देह उन लोगों ने जो उनसे पहले 
थे, यही बात कही थी । अतः जो वे 
कमाते थे (वह) उनके किसी काम न 
आ सका ।5।। 

अत: जो उन्होंने कमाया उन्हें उसकी 
बुराइयाँ ही पहुँची । और इन लोगों में से 
जिन्होंने अत्याचार किया इनको भी 
उनके कर्मो के बुरे-परिणाम अवश्य 
पहुंचेंगे और वे (अल्लाह को) असमर्थ 
नहीं कर सकेंगे ।52। 

क्या उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह 
जिसके लिए चाहता है जीविका विस्तृत 
कर देता है और संकुचित भी करता है । 
निःसन्देह उन लोगों के लिए बड़े चिह्र हैं 
जो ईमान लाते हैं ।53। (रुकू -+-) 

तू कह दे, हे मेरे भक्तो ! जिन्होंने 
अपनी जानों पर अत्याचार किया है 


] | | पारः 24 
SEEN SSSA 


०३४)७-४ ४-२» EG 


CRIS EE 
OSGI HE bss 


~ 


Peg Rn 


|e ~ 34 न है सके 


i 4 9 Cr Jools 
CR Re) ०» ७ | Fees EE 


है ir 
२ 


[a | 


CMs Ss ais 


ह Osi si 

पर / 9 १२... 
न, ks 58 2572? 4 ~ [oe | 

eel Sl HN EC 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


अल्लाह की दया से निराश न हो । 
नि:सन्देह अल्लाह समस्त पापों को 
क्षमा कर सकता है । नि:सन्देह वही 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार- 
बार दया करने वाला है ।54। 

और अपने रब्ब की ओर झुको और 
उसके आज्ञाकारी हो जाओ । इसके 
पूर्व कि तुम तक एक अज़ाब आ जाए। 
फिर तुम्हें कोई सहायता नहीं दी 
जाएगी ।55। 

और तुम्हारी ओर तुम्हारे रब्ब की 
ओर से जो उतारा गया है उसके 
उत्कृष्ट भाग का अनुसरण करो । 
इसके पूर्व कि सहसा तुम्हें अज़ाब आ 
पकड़े जबकि तुम्हें (उसकी) समझ न 
आ सके ।56। 

ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति यह कहे : 
हाय खेद मुझ पर ! उस लापरवाही के 
कारण जो मैं अल्लाह के पहलू में 
(अर्थात उसकी दृष्टि के समक्ष) करता 
रहा । और मैं तो केवल उपहास करने 
वालों में से था ।57। 

अथवा यह कहे कि यदि अल्लाह मुझे 
हिदायत देता तो मैं अवश्य मृत्तकियों में 
से हो जाता ।58। 

अथवा जब वह अज़ाब को देखे तो यह 
कहे, काश ! एक बार मेरे लिए लौट कर 
जाना संभव होता तो मैं अवश्य नेकी 
करने वालों में से हो जाता ।59। 

क्यों नहीं, निःसन्देह तेरे पास मेरे चिह्न 
आए और तूने उनको झुठला दिया 


| | । पारः 24 
4 5) न | | 2 
Sl gs 5) ७००८-००) >#्ट 

ON 
USNS 255 5 3॥ FETS 


CES ~ 


ASO Hl CS snl 


ESSAI NS | 
| जी 


(हु Rl 5 | Fa hd 3 T 
ees pes Ss 5 


~ CE > ZZ 
y > ES 
Ce] 
है, 2270 ५४६ BN 535 ६५८८» 
y ~ Ce 
OCs) 
् 42% > 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


और अहंकार किया और तू काफ़िरों में 
से था ।60। 

और क़यामत के दिन तू उन लोगों को 
देखेगा जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला । 
उनके चेहरे काले होंगे । क्या नरक में 
अहंकार करने वालों के लिए ठिकाना 
नहीं ? ।6।। 

और अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने 
तक़वा धारण किया, उनको सफलता 
के साथ मुक्ति प्रदान करेगा । उन्हें 
कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा और न वे 
शोकग्रस्त होंगे ।62। 

अल्लाह प्रत्येक वस्तु का पैदा करने 
वाला है और वह प्रत्येक वस्तु पर 
निरीक्षक है ।63। 

आकाशों और धरती की कुंजियाँ उसी 
की हैं । और वे लोग जिन्होंने अल्लाह के 
चिह्नों का इनकार किया वही हैं जो घाटा 
पाने वाले हैं ।64। (रुकू -$-) 


तू कह दे, हे अज्ञानियो ! क्या तुम मुझे 
आदेश देते हो कि मैं अल्लाह के सिवा 
दूसरों की उपासना करूँ ? ।65। 

और निःसन्देह तेरी ओर और उनकी 
ओर भी जो तुझ से पहले थे, वहइ की 
जा चुकी है कि यदि तूने शिर्क किया तो 
अवश्य तेरा कर्म नष्ट हो जाएगा । और 
अवश्य तू घाटा पाने वालों में से हो 
जाएगा ।66। 

बल्कि अल्लाह ही की उपासना कर और 
कृतज्ञों में से हो जा ।67। 


पारः 24 


(9 ~ 2? 9 र Re & ee ~ 
> | (08 हज | 
oid > ४4 Ri Fe 22) रो १ 37 ~ 
NER GH ADS 
RS Foss 5 | Tf 

RS) ५ 9 Ber 29-3 a (3० £ 
© ~ 2 < rsd Z Di G77 हि 
CRNA HAAG 


wR” 


5 हर ee 54६ DE ५5 हा 
~?) ५००२ |+० | ७४०० Ei] S29 


SDD ES Nz tr ri % 
Oi 22 00 


b + ६ ~ ७ ५ cl > हैक ५ 
PIN os “22 ४ 
ES है8 Hf ४: अल ही 3586 Sd 
Al AL | 5 2२9 
| ~ > | र 

©0335 

et C6 % दा (8४ 
CEU] 

> < 4 ~ EI रा ia) द्रु ~ 
CAHSEE 3s 
SL ro Shs ~727 KIL end 5 EEE 5 
2 ESA | 


2 | प | Fe र ~ र 
S ON | (१ (४ PSS 


69 > | 6 s 
~ ® ~ 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


और उन्होंने अल्लाह का मान नहीं किया 
जैसा कि उसके मान का अधिकार था । 
और क़यामत के दिन धरती सब की सब 
उसी के अधीन होगी । और आकाश 
उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे । 
वह पवित्र है और बहुत ऊँचा है उससे 
जो वे शिर्क करते हैं ।68।* 

और बिगुल में फूँका जाएगा तो जो कोई 
आसमानों में है और जो कोई धरती में है 
मूर्च्छित होकर गिर पड़ेगा । सिवाए 
उसके जिसे अल्लाह चाहे । फिर उसमें 
दोबारा फूँका जाएगा तो सहसा वे खड़े 
हुए देख रहे होंगे ।69। 

और धरती अपने रब्ब की ज्योति से 
चमक उठेगी और कर्म-पत्र (सामने) 
रख दिया जाएगा और सब नबियों और 
गवाही देने वालों को लाया जाएगा । 
और उनके बीच सत्य के साथ निर्णय कर 
दिया जाएगा और उन पर अत्याचार 
नहीं किया जाएगा ।70। 

और प्रत्येक जान को जो उसने कर्म 
किया उसका पूरा-पूरा बदला दिया 


जाएगा । और वह (अल्लाह) सबसे ह्‌ 


अधिक जानता है जो वे करते हैं ।7। 
(रुकू --) 


)॥॥ पार; 24 


VAIN १2550 59045&5 
Ng ANF 4८9 0०0 


Usa 3b +2 EGG ” |, abs 

bs 4०८० ONES 
CIPI 

CE 3322 _) 92) __3 १ 


= 


Y U2) yl (3 C3 (se 
Sas sila 55 40) 


® 6३ RIS EP (8 


र \ 


E29) +५ 
tle 9८2.../६८ sii 
¥ 35 LNG sen C5559 


सना w 2 


Sel Ciel is 8:23 99 
DOs 





इस आयत में क़यामत का जो चित्रण किया गया है कि : () क़यामत के दिन धरती पूर्णतया 
अल्लाह तआला के अधीन होगी और (2) समस्त आकाश अर्थात समस्त ब्रह्माण्ड उसके दाहिने हाथ 
में लिपटे हए होंगे | दाहिने हाथ से अभिप्राय शक्ति का हाथ है न कि भौतिक रूप से दाहिना हाथ । 
और लिपटे जाने का जो वर्णन मिलता है यह वर्तमान युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से पूर्णतया 
प्रमाणित होता है । अर्थात्‌ धरती और आकाश एक विनाश के ब्लैकहोल (B।2CK H०।९) में इस 
प्रकार प्रविष्ट कर दिए जाएँगे जैसे वे लपेटे जा चुके हों । दूसरी कई आयतों में अधिक स्पष्ट रूप से 
बताया गया है कि लपेटने के उदाहरण से क्या अभिप्राय है । 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर 


और वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
गिरोह के गिरोह नरक की ओर हाँके 
जाएँगे । यहाँ तक कि जब वे उसके पास 
आ जाएँगे उसके द्वार खोल दिए जाएंगे। 
और उसके दारोगो उनसे कहेंगे, क्या 
तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए 
थे जो तुम पर तुम्हारे रब्ब की आयतों 
का पाठ करते थे और तुम्हें तुम्हारे इस 
दिन की भेंट से डराया करते थे ? वे 


कहेंगे, क्यों नहीं । परन्तु अज़ाब का 
आदेश काफ़िरों पर नि:सन्देह सत्य सिद्ध 
हो गया ।72। 


कहा जाएगा कि नरक के द्वारों में 
प्रविष्ट हो जाओ । (तुम) उसमें लम्बे 
समय तक रहने वाले हो । अतः 
अहंकार करने वालों का क्या ही बुरा 
ठिकाना है ।73। 

और वे लोग जिन्होंने अपने रब्ब का 
तक़वा धारण किया वे भी गिरोह के 
गिरोह स्वर्ग की ओर ले जाए जाएँगे । 
यहाँ तक कि जब वे उस तक पहुँचेंगे 
और उसके द्वार खोल दिए जाएँगे, तब 
उसके दारोगे उनसे कहेंगे, तुम पर 
सलामती हो । तुम बहुत अच्छी दशा को 
पहुँचे । अतः इसमें सदा रहने वाले बन 
कर प्रविष्ट हो जाओ ।74। 

और वे कहेंगे, समस्त प्रशंसा अल्लाह ही 
के लिए है जिस ने अपना वादा हमसे 
पूरा कर दिखाया । और हमें (इस 
प्रतिश्रुत) धरती का उत्तराधिकारी बना 
दिया । स्वर्ग में जहाँ चाहें हम स्थान 


{| पारः 24 


sees 


| 72) pe ६ | ERY 5 | 99 
ड Ls. 5 
SSCS ESE 
FCC SN 2 


FIC nro 
uh > ed EF i 


© ~ 2 
OOS 
fe ~ 
a 
22 


Wm eo id 
ORAS aL 


AO 42877“ 6 00 Bs 


2 “&“ ee” 


RD NC) 
As leis sg Gs Es 
CR ७४53७ 29 :६:8& 


ss 5) 


EFS Coed LNs 


R57 CE ५7 


EN TES) Cr | >-- U2) ५] 653 9 


सूरः 39, अज़-ज़ुमर \f पारः 24 


हैं वालों ON न EN 5+ द्‌ IES 
बना सकते हैं । अत: कर्म करने वालों ESE 
का प्रतिफल कितना उत्तम है ।75। 

पतों 57 2 FANE ~ TY 5 oe 
और तू फ़रिश्तों को ह कि अर्श के (४:2 ८7३६ ii 5555 
वातावरण को घेरे में लिए हुए होंगे । i Ho 
वे अपने रब्ब की स्तुति के साथ (७३83 ४० ५०५७ 9*४~ UN) 
गुणगान कर रहे होंगे । और उनके «५ / ५ 4२८ i Ce Se Ms 

DINING oe 

बीच सत्य के साथ निर्णय किया 2 ts ठ 
जाएगा और कहा जाएगा कि समस्त (९ ६ Ol 
प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो 
समस्त लोकों का रब्ब है ।76। 


(रुकू -6-) 


{| 


१ 
40- सूरः अल-मु मिन 

यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 86 आयते हैं । 

इस सूरः का आरम्भ हा मीम खण्डाक्षरों से होता है और इस सूरः के पश्चात छः 
सूरतों का आरम्भ भी इन्हीं खण्डाक्षरों से होता है । अर्थात्‌ इसके समेत कुल सात सूरः हैं 
जिनका आरम्भ हा मीम से होता है । अल्लाह अधिक जानता है कि इन सूरतों का सूर: 
अल-फातिहः की सात आयतों से कोई सम्बन्ध है तो क्या है । 

पिछली सूरः में मनुष्य को उपदेश दिया गया था कि अल्लाह की दया से निराश 
नहीं होना चाहिए । वास्तव में निराशा इब्लीस की विशेषता है । और जो सच्चे दिल से 
अल्लाह की कृपा पर भरोसा करेगा और अपने पापों का सच्चे मन से प्रायश्चित करेगा 
तो अल्लाह तआला सब पाप क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है । 

इसी प्रकार पिछली सूरः में फ़रिश्तों के बारे में वर्णन था कि वे अर्श के वातावरण 
को घेरे में लिए हुए हैं । परन्तु इस सूरः में और अधिक यह कहा गया कि तुम्हारी क्षमा 
का सम्बन्ध फ़रिश्तों की दुआओं से भी है, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। 
अल्लाह तआला तो कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि वह किसी सिंहासन पर बैठा हुआ हो 
और उसे फ़रिश्तों ने उठाया हुआ हो । अल्लाह तो प्रत्येक स्थान में उपस्थित है और 
उसने ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु को उठाया हुआ है । इस लिए यहाँ पर उसके अनुपमेय 
गुणों का वर्णन है और अर्श से अभिप्राय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
निर्मल हृदय है जो अल्लाह का सिंहासन है और उनके दिल को शक्ति प्रदान करने के 
लिए फ़रिश्ते उसे चारों ओर से घेरे रहते हैं और अल्लाह तआला के पापी भक्तों के लिए 
भी दुआएँ करते हैं | इसके अतिरिक्त उनकी सन्तान के लिए भी दुआएँ करते हैं । अतः 
मुझे विश्वास है कि इससे अभिप्राय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल 
के अर्श से उठने वाली वह दुआएँ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कयामत तक 
आने वाले नेक भक्तों और उनकी संतान के लिए की हैं । 

इसी सूरः में एक ऐसे राजकुमार का वर्णन मिलता है जो हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था पर उसे छिपाता था । परन्तु जब फ़िरऔन ने 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वध करने का इरादा किया और उस राजकुमार के सामने 
मूसा की हत्या के लिए षड्यन्त्र रचे गये तो वह उस समय उसको प्रकट करने से रुक न 
सका और अपनी जाति को सावधान किया कि यदि मूसा झूठा है तो उसे छोड़ दो । झूठे 
स्वयं तबाह हो जाया करते हैं । परन्तु यदि वह सच्चा हुआ तो फिर जिन बातों से वह 
तुम्हें सतर्क करता है उनमें से कुछ अवश्य तुम्हें आ घेरेंगी । 


| 


यहाँ पर लोगों को सदा के लिए यह उपदेश दिया गया है कि नुबुव्वत का दावा 
करने वालों का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया करो । यदि वे झूठे हैं तो अल्लाह स्वयं 
उनको तबाह करेगा । परन्तु यदि वे सच्चे निकले और तुमने उनका इनकार कर दिया तो 
तुम उनके द्वारा दी गई अज़ाब की चेतावनियों में से कुछ को अपने विरुद्ध अवश्य पूरी 
होते देखोगे । चूँकि इन आयतों का सम्बन्ध हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
के पश्चात्‌ नुबुव्वत का दावा करने वालों से भी है, इस लिए ऐसे दावेदारों का इतिहास 
बताता है कि बिल्कुल इसी प्रकार उनके साथ घटित हुआ । सारे झूठे नबी तबाह कर 
दिए गए और उनका नामो -निशान भी इतिहास में नहीं मिलता । 

इस प्रसंग में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी लोगों के इस दावे का 
उल्लेख है कि उन के बाद कोई नबी नहीं आएगा । यदि यह बात सच्ची होती तो हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आगमन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 
पश्चात कैसे होता ? अत: यह केवल उन लोगों के दावे हैं जिनको अल्लाह के विधान 
का कुछ भी ज्ञान नहीं । सब कुछ बन्द हो सकता है परन्तु अल्लाह की कृपाओं का मार्ग 
कदापि बन्द नहीं हो सकता । अल्लाह झूठों को तबाह करता है इस प्रसंग में यह भी 
चेतावनी दी गई कि वह सच्चों को अवश्य सहायता करता है । इसलिए जो चाहे ज़ोर 
लगा लो, तुम अल्लाह तआला के सच्चे नबियों को कभी भी असफल नहीं कर सकोगे । 

आयत सं. 66 में धर्म को विशिष्ट करने का फिर से विशेष आदेश दिया गया है कि 
जीवित अल्लाह के सिवा और कोई उपास्य नहीं । अतः उसी के लिए धर्म को विशिष्ट 
करते हुए उसे पुकारो । 

OAR 


सूरः 40, अल-मुः 





#70 ४. 





9) ow ड् टू 





अड जद 4 न हट आ£ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
हमीदुन्‌ मजीदुन : अर्थात प्रशंसा योग्य, 
अति गौरवशाली ।2। 

इस पुस्तक का उतारा जाना पूर्ण प्रभुत्व 
वाले (और) सर्वज्ञ अल्लाह की ओर से 
है ।3। 

जो पापों को क्षमा करने वाला और 
प्रायश्चित स्वीकार करने वाला, पकड़ 
करने में कठोर और परम दानशील है । 
उसके सिवा कोई उपास्य नहीं । उसी 
की ओर लौट कर जाना है ।4। 

अल्लाह के चिह्लों के बारे में उन लोगों के 
अतिरिक्त कोई झगड़ा नहीं करता 
जिन्होंने इनकार किया । अत: उनका 
खुला-खुला देश में फिरना तुझे किसी 
धोखे में न डाले ।5। 

उनसे पहले नूह की जाति ने भी 


झुठलाया था और उनके पश्चात्‌ 


विभिन्न समूहों ने भी । और प्रत्येक 
जाति ने अपने रसूल के सम्बन्ध में 
यह दृढ़ संकल्प किया था कि वे उसे 
पकड़ लें और उन्होंने झूठ के सहारे 
झगड़ा किया ताकि उसके द्वारा सत्य 
को झुठला दें । तब मैंने उन्हें पकड़ 
लिया । अतः (देखो) मेरा दण्ड कैसा 
था ।6। 





अह अर अह भह अह अ 


LN ,-३ 


€ | 

©) so 

y Se iz is . 
Os Alas | 
YY Yl DE 
OS) 
Ni BEE 
OMG IE ANS 


\ 
७ 


CSG eSBs 
3 5] 82 2 Gere 57 > 
८-4 9 BN 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


और इसी प्रकार तेरे रब्ब का यह आदेश 
उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने इनकार 
किया, अवश्य पूरा उतरता है कि वे 
आग में पड़ने वाले हैं ।7। 

वे जो अर्श को उठाए हुए हैं और वे जो 
उसके आस-पास हैं, वे अपने रब्ब की 
प्रशंसा के साथ गुणगान करते हैं और 
उस पर ईमान लाते हैं और उन लोगों के 
लिए क्षमा माँगते हैं, जो ईमान लाए । 
हे हमारे रब्ब ! तू हर चीज़ पर दया 
और ज्ञान के साथ छाया हुआ है । अतः 
वे लोग जिन्होंने प्रायश्चित किया और 
तेरे मार्ग का अनुसरण किया उनको 
क्षमा कर दे और उनको नरक के अज़ाब 
से बचा ।8। 

और हे हमारे रब्ब ! उन्हें और उनके 
पूर्वज और उनके साथियों और उनकी 
संतान में से जो नेकी को अपनाने वाले 
हैं, उन सब को स्थायी स्वर्गो में प्रविष्ट 
कर दे जिनका तूने उनसे वादा कर रखा 
है । निःसन्देह तू ही पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।9। 

और उन्हें बुराइयों से बचा । और जिसे 
तूने उस दिन बुराइयों (के परिणामों) से 
बचाया तो निःसन्देह तूने उस पर बहुत 
कृपा की और यही बहुत बड़ी सफलता 
है ॥॥0। (रुकू 7) 

निःसन्देह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
उन्हें पुकारा जाएगा कि अल्लाह की 
नाराज़गी तुम्हारी पारस्परिक 
नाराज़गियों के मुक़ाबले पर अधिक बड़ी 


पारः 24 
SS RNS : ) 9 
[35४6 


CG \ 
३G 
\ Ee 
प 
a 


दा 
52% 


Oy 


AERTS, 


८.2 ०0०१-०१ २२ IE) Hoy O 9 
5 


% 2577 


al 732 C335 


32०७ ० 525g iS 
FR Efe sls E CES 


Ol 


5 Ea (०2 हक 2 (६ ~ 
UAH 2-८ LS sels ५४० 
5 i | Es 7 2 ~ sas ~ 
>9;५ _ 22 (००७ 63 >&-८५ 
PE ५, + | > 
5८ <70| »«:233 «६३०३ 

y हर प हर > ia ~ 

COGS BERS 0० »७३ ५ 

35 < 9 है 22 5 24553. 592 
) 

6 cpa 


PURSES GES] 


39553 ८६: 56:६8, ४ | 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


थी, जिस समय तुम ईमान की ओर 
बुलाए जाते थे फिर भी इनकार कर देते 
थे |] | 

वे कहेंगे, हे हमारे रब्ब ! तूने हमें दो 
बार मृत्यु दी और दो ही बार जीवन 
प्रदान किया । अतः हम अपने पापों का 
स्वीकार करते हैं । तो क्या (इससे बच) 
निकलने का कोई मार्ग है ? ॥2।7 
तुम्हारी यह दशा इस लिए हुई है कि जब 
भी अकेले अल्लाह को पुकारा जाता था 
तुम उसका इनकार कर देते थे । और 
यदि उसका साझीदार ठहराया जाता था 
तो तुम मान लेते थे । अतः निर्णय का 
अधिकार अल्लाह ही को है जो सर्वोच्च 
(और) सर्वश्रेष्ठ है ।।3। 

वही है जो तुम्हें अपने चिह्न दिखाता है 
और तुम्हारे लिए आसमान से जीविका 
उतारता है । और वही उपदेश प्राप्त 
करता है जो झुकता है ।4। 


अत: अल्लाह के लिए आज्ञाकारिता को 
विशुद्ध करते हुए उसी को पुकारो चाहे 
काफिर नापसंद करें ।।5। 

वह ऊँचे दर्जों वाला, अर्श का स्वामी 
है । अपने भक्तों में से जिस पर चाहे 
अपने आदेश से रूह को उतारता है 
ताकि वह साक्षातकार के दिन से 
डराए ।6। 


{|| पारः 24 


005555 YN 


beseear Rite le Rey’ 
dos Hs i 
OE 


CEASE 


ISOS ८) ५०३ ALU SH sh 
~ 555 हु 63) SNCS 
OK 

2294 2४०) 4 2.29-540॥ ,2308 
© O54 

Fb si Les ES 
C2 FU} ys ko» (2८ 3») 
SYNE 3 





* प्रत्यक्ष रूप में तो एक ही बार मनुष्य मरता है, हाँ उसका दो बार जीवित होना समझ में आ जाता है। 
एक यह जीवन और एक परकालीन जीवन । आयत तूने हमें दो बार मृत्यु दी में पहली मृत्यु से 
अभिप्राय पूर्णरूपेण अनस्तित्वता है । अर्थात तूने हमें पहली बार अनस्तित्व से अस्तित्व में लाया । 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


जिस दिन वे निकल खड़े होंगे । उनकी 
कोई बात अल्लाह से छिपी न होगी । 
आज के दिन साम्राज्य किसका है ? 
अल्लाह ही का है जो अकेला (और) 
परम पराक्रमी है ।7। 

आज प्रत्येक जान को उसका प्रतिफल 
दिया जाएगा जो उसने कमाया । 
आज कोई अत्याचार नहीं होगा 
निःसन्देह अल्लाह हिसाब लेने में 
बहुत तेज़ है ।।8। 

और उन्हें समीप आ जाने वाली पकड़ के 
दिन से डरा जब दिल शोक और भय से 
गले तक आ पहुँचेंगे । अत्याचारियों के 
लिए न कोई घनिष्ट मित्र होगा और न 
कोई ऐसा सिफ़ारिश करने वाला जिसकी 
बात मानी जाए ।।9। 

वह आँखों की ख़यानत को भी जानता है 
और उसे भी (जानता है) जो सीने 
छिपाते हैं ।20। 

और अल्लाह सत्य के साथ निर्णय करता 
है और जिन को वे लोग उसके सिवा 
पुकारते हैं वे किसी चीज़ का भी निर्णय 
नहीं करते । निःसन्देह अल्लाह ही है जो 
बहुत सुनने वाला (और) गहन दृष्टि 
रखने वाला है ।2।। (रुकू -#) 

क्या उन्होंने धरती में भ्रमण नहीं किया 
कि वे देख लेते कि उन लोगों का अन्त 
कैसा हुआ जो उन से पहले थे ? वे 
उनसे शक्ति में और धरती में (अपनी) 
छाप छोड़ने की दृष्टि से उनसे अधिक 
सशक्त थे । अतः अल्लाह ने उनको भी 


{| 


पारः 24 
न 4 uk iz > 2 Z27 
ke AY OHA 
BS Cs 
OB 

SE) i ssl 
PE LS FEY 


2 Fh, + | ०, 
= 22 5 
42४८ Gas pi si 
nile OS 25 
ba Us ह fg 227 2 
५० Ei Ye 
~ 


न i227 52 2° {7 
)) | (922) | 


SGU ENE ४ (८ 
03343) 


TRS ४ 4 b ~ 

84500) 5५3 2%<४४५- 33८. 
मई [a i ~र Ke & 
दु SE 


35S (22 3) 33 2-६ 9 
4398 ८०9)॥१:३८ 5८ _६<- 


8 9 ०७--१--८ ०-७ prj HES 
4 | > FE & 22) __ ide] 9 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


उनके पापों के कारण पकड़ लिया । 
और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई 
न था ।22। 

यह इस कारण हुआ कि उनके पास 
उनके रसूल स्पष्ट चिह्न लेकर आते रहे 
फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया । 
अतः अल्लाह ने उनको पकड़ लिया । 
निःसन्देह वह बहुत शक्तिशाली (और) 
दण्ड देने में कठोर है ।23। 

और निःसन्देह हमने मूसा को भी अपने 
चिह्लों और सुस्पष्ट प्रबल प्रमाण के साथ 
भेजा था ।24। 

फ़िरऔन और हामान और क़ारून की 
ओर । फिर उन्होंने कहा, यह तो जादूगर 
(और) बहुत झूठा है ।25। 

अतः जब वह (मूसा) हमारी ओर से 
सत्य लेकर उनके पास आया तो उन्होंने 
कहा, उन लोगों के पुत्रों का वध करो 
जो उसके साथ ईमान लाए और उनकी 
स्त्रियों को जीवित रखो । और काफ़िरों 
को योजना विफल होने के अतिरिक्त 
कोई महत्व नहीं रखती ।26। 

और फिरऔन ने कहा, मुझे तनिक 
छोड़ो कि मैं मूसा का वध करूं और वह 
अपने रब्ब को पुकारे । निःसन्देह मैं 
डरता हूँ कि वह तुम्हारा धर्म परिवर्तित 
कर देगा अथवा धरती में फसाद फैला 
देगा ।27। 

और मूसा ने कहा, निःसन्देह मैं अपने 
रब्ब और तुम्हारे रब्ब की शरण में 
आता हूँ, प्रत्येक ऐसे अहंकारी से जो 


{|} पारः 24 


५ A ०७ oe i ~ bs 52 
ASO Es 2g 5 


SEE 


re कॉम 5 24० छू E 2 2५ | 
ri ~€ ~ oe _ < > 
कः i ~ 

६ “५ ee ह (2 
AEE FEAT Reh 
4 ~ 


५ 


$ 


oi 
gS sO 
Z न ५ ५ हे 
OU 

SC > (8८24 | re 4 575% U 
PEISESNENNCEIE SEIN 
Cla 
8 \§ ~ > 5 आओ > हर = EE 4 
[905 02.2 6.3 $»व 8६ ५६ ०५ 
rl od 6 UE Ti 0-8 
2 ~ + £ iE 222 27 
= Gs be £ 2 | 9:2०--। ५ 


i 3 5 थ 2 
७539४ ८5.४ 


5 


CC 


Med DI 5 T 22 
GIFS | Ls 99 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


पारः 24 


हिसाब-किताब के दिन पर ईमान नहीं ह € ८ |” OASYS 


रखता ।28। (रुकू --) 

और फिरऔन की संतान में से एक 
मोमिन पुरुष ने जो अपने ईमान को 
छिपाए हुए था कहा, कि क्या तुम केवल 
इस लिए एक व्यक्ति का वध करोगे कि 
वह कहता है कि मेरा रब्ब अल्लाह है । 
और वह तुम्हारे पास तुम्हारे रब्ब की 
ओर से स्पष्ट चिह्न लेकर आया है । यदि 
वह झूठा निकला तो निःसन्देह उसका 
झूठ उसी पर पड़ेगा । और यदि वह 
सच्चा हुआ तो जिन बातों से वह तुम्हें 
डराता है उनमें से कुछ अवश्य तुम्हें आ 
पकड़ेंगी। नि:सन्देह अल्लाह उसे हिदायत 
नहीं दिया करता जो सीमा से बढ़ा हुआ 
(और) अत्यन्त झूठा हो ।29।" 

हे मेरी जाति ! आज तो तुम्हारा 
साम्राज्य इस अवस्था में है कि तुम धरती 
पर विजय प्राप्त करते जा रहे हो । परन्तु 
अल्लाह के अज़ाब को पकड़ से कौन 
हमारी सहायता करेगा यदि वह हम तक 
आ पहुँचे ? फ़िरऔन ने कहा, मैं जो 


~ 537 छ 


०७:३3 ८४ ४» 5३2८ (5५ 
55.56६४ ६5८) 2३; 


\ 


f 
्‌ 
CT 
wN 
सर 
[ 
A 
(. 
ल 
क, 


b eS 2g पल! ] ,§ 2 कन 


Fi 4 725, 
IS Di 


30000 82 7 is 





* जिस मोमिन पुरुष का इस आयत में वर्णन है वह फ़िरऔन के निकट-सम्बन्धियों तथा बड़े सरदारों में 
से था । और हज़रत आसिया की भाँति वह भी हज़रत मूसा अलै. पर ईमान ले आया था । परन्तु 
अपना ईमान गुप्त रखा हुआ था । इस आयत से पता चलता है कि जब फ़िरऔन और उसके सरदार 
हज़रत मूसा के वध का निर्णय कर रहे थे तो उस समय उसने अपने इस गुप्त ईमान को प्रकट कर 
दिया । और उनको समझाया कि वे अपनी इस हरकत से रुक जाएँ और यह तर्क दिया कि यदि वह 
झूठा है तो झूठे का झूठ केवल उसी पर पड़ा करता है । जिस पर उसने झूठ बांधा है वह आप ही उसे 
पकड़ेगा । परन्तु यदि वह सच्चा निकला तो ऐसी विपत्तियाँ जिनकी वह भविष्यवाणी करता है उनमें 
से कुछ अवश्य तुम्हारे पीछे लग जाएँगी यहाँ तक कि तुम तबाह कर दिए जाओगे । सच्चे नबियों 
की सदा से यह एक पहचान है । और जिन लोगों की ओर नबी भेजे जाते हैं उनके लिए भी एक 


स्थायी उपदेश है । 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


कुछ समझता हूँ ऐसा ही तुम्हें समझा 
रहा हूँ । और मैं हिदायत के पथ के 
अतिरिक्त किसी दूसरी ओर तुम्हारा 
मार्गदर्शन नहीं करता ।30। 

और उसने जो ईमान लाया था कहा : हे 
मेरी जाति ! निःसन्देह मैं तुम पर (बीती 
हुई) जातियों के युग जैसा युग आने से 
डरता हूँ ।3।। 

नूह की जाति की डगर जैसा युग तथा 
आद और समूद जैसा एवं उन लोगों जैसा 
जो उनके पश्चात आए । और अल्लाह 
भक्तों पर अत्याचार का कोई इरादा नहीं 
रखता ।32। 

और हे मेरी जाति ! मैं तुम पर ऐसा 
समय आने से डरता हूँ जब ऊँची आवाज़ 
से एक दूसरे को पुकारा जाएगा ।33। 
जिस दिन तुम पीठ फेर कर भाग खड़े 
होगे । तुम्हे अल्लाह से बचाने वाला 
कोई नहीं होगा । और जिसे अल्लाह 
पथभ्रष्ट ठहरा दे फिर उसे कोई हिदायत 
देने वाला नहीं होता ।34। 

और निःसन्देह तुम्हारे पास इससे पूर्व 
यूसुफ़ भी सुस्पष्ट चिह्न ले कर आ चुका 
है । परन्तु तुम उस के विषय में सदैव 
शंका में रहे हो जो वह तुम्हारे पास 
लाया । यहाँ तक कि जब वह मर गया 
तो तुम कहने लगे कि अब इसके पश्चात 
अल्लाह कदापि कोई रसूल नहीं भेजेगा । 
इसी प्रकार अल्लाह सीमा से बढ़ने वाले 
(और) शंकाओं में पड़े रहने वाले को 
पथभ्रष्ट ठहराता है ।35। 


है! दू w Ca 52 4242427 
a] Cy Es wR) ~ OH [9 
377 


2 a है (5 x tS 
2 ail 22 22 9 NPCs 
(9 > (& 

5] फल i: 4222 न 450 
Osis Seis 
पु + AT bd &é\ & + x, Es 
GE BSG 
| i 22 XZ ~ 
०2७४७.240।:<2 (/ 5:5<.0:&|5) 


~ Dv, ४ हि i | Z + 7, ~ 
540 .2:<2०<- ५३०: 


है 


के 
७ 
bes 


6 


£ 2 
CD 
हा 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


उन लोगों को, जो अल्लाह की आयतों 
के बारे में बिना किसी प्रबल प्रमाण के 
जो उनके पास आया हो, झगड़ते हैं । 
अल्लाह के निकट यह बहुत बड़ा पाप है 
और उनके निकट भी जो ईमान लाए हैं । 
इसी प्रकार अल्लाह प्रत्येक अहंकारी 
(और) निर्दयी के दिल पर मुहर लगा 
देता है ।36। 
और फ़िरऔन ने कहा, हे हामान ! मेरे 
लिए महल बना ताकि मैं उन रास्तों तक 
जा पहुँचू ।37 
जो आकाश के रास्ते हैं ताकि मैं मूसा के 
उपास्य को झांक कर देखूँ । परन्तु 
वास्तव में मैं तो उसे झूठा समझता हूँ । 
और इसी प्रकार फ़िरऔन के लिए उसके 
कुकर्म सुन्दर करके दिखाए गए । और 
वह (सीधे) रास्ते से रोक दिया गया । 
और फिर्‌औन की योजना असफलता में 
डूबने के अतिरिक्त कुछ भी न थी ।38। 
(रुकू -छ-) 
और वह व्यक्ति जो ईमान लाया था 
उसने कहा, हे मेरी जाति ! मेरा 
अनुसरण करो मैं तुम्हें हिदायत का मार्ग 
दिखाऊँगा ।39। 
हे मेरी जाति ! यह सांसारिक जीवन तो 
केवल अस्थायी सामान है । और 
निःसन्देह परलोक ही है जो ठहरने के 
योग्य स्थान है ।40। 
जो भी बुराई करेगा उसे उसी के समान 
दण्ड दिया जाएगा । और पुरुष और स्त्री 
में से जो भी नेकी करेगा और वह मोमिन 


| 


पारः 24 


०५७०२ Reg S 


ie Eis AS SSC ८ 
VEG MS Vacs 
Cie ETN 


A szZ 


ASCE, 


vg ~ 6; 


हे हम 
ei २ DF Led र + | 7 
© Ns LS 5 


Ce ०६६ 
रू 
©} > 


EY SNE ८ ८: # 
Ls hss Cy 9 


ART 


है. LSS | 9 | nS > 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


होगा, तो यही वे लोग हैं जो स्वर्ग में 
प्रविष्ट होंगे । उसमें उन्हें बेहिसाब 
जीविका प्रदान की जाएगी ।4।। 

और हे मेरी जाति ! मुझे क्या हुआ है 
कि मैं तुम्हें मुक्ति की ओर बुलाता हूँ 
जबकि तुम मुझे अग्नि की ओर बुला 
रहे हो ।42| 

तुम मुझे (इसलिए) बुला रहे हो कि मैं 
अल्लाह का इनकार कर दूँ और उसका 
साझीदार उसे ठहराऊँ जिसका मुझे कोई 
ज्ञान नहीं । और मैं पूर्ण प्रभुत्व वाले 
(और) अपार क्षमा करने वाले की ओर 
बुलाता हूँ ।43। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसकी ओर 
तुम मुझे बुलाते हो उसे पुकारने का कोई 
औचित्य न इहलोक में है और न परलोक 
में । और निःसन्देह हमारा लौट कर 
जाना तो अल्लाह की ओर है । और 
निःसन्देह सीमा से बढ़ने वाले ही अग्नि 
वाले होंगे ।44। 

अतः तुम अवश्य उन बातों को याद 
करोगे जो मैं तुमसे कहता हूँ । और मैं 
अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता 
हूँ। निःसन्देह अल्लाह अपने भक्तों पर 
गहन दृष्टि रखने वाला है ।45। 

अतः अल्लाह ने उसे उनके षड्यन्त्रों के 
दुष्परिणामों से बचा लिया । और 
फ़िरऔन के वंशज को बहुत बुरे अज़ाब 
ने घेर लिया ।46। 

अग्नि, जिस के समक्ष वे सुबह और शाम 
पेश किए जाते हैं । और जिस दिन 


! || पारः 24 


~ ०% CE ५3 | i i ट 
Or HONS ३५७०५ % 
XZ 
© 07] ञ्ह (६५७ 
pe Ig 4 £] > aT इ > < 
RN os GS 


नी 


आ, 
i SR 207 


b र ~ 


oJ 

र ० न + 4 3 od 75. 2 Dk 
UPI SOS ७ ०0१०-०३ 
Cs if ह>फ (4 (5 d(T 5 रा, 
७209 2-46) HOG yl 


& Z ud 
JUSEsl3 Csi 


[os 4 हब र ड Z 575+ 
@) > | #5 O95) 


लि 
घ्छ 
+ 
\ 


5 £ नई sir CE zs 3 a 
sls SAI gle | 


(5८ 
~ 


ड 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


क़यामत घटित होगी (कहा जाएगा 
कि) फ़िरऔन के वंशज को कठोरतम 
अज़ाब में झोंक दो ।47। 

और जब वे अग्नि में पड़े झगड़ रहे होंगे 
तो दुर्बल लोग अहंकार करने वालों से 
कहेंगे, हम निःसन्देह तुम्हारे अनुयायी 
थे। अत: क्या तुम अग्नि का कोई अंश 
हम से दूर कर सकते हो ? ।48। 


जिन लोगों ने अहंकार किया वे कहेंगे, 
निःसन्देह हम सब के सब इसमें हैं । 
निःसन्देह अल्लाह भक्तों के मध्य निर्णय 
कर चुका है ।49। 
और वे लोग जो अग्नि में होंगे, नरक के 
दारोग़ाओं से कहेंगे कि अपने रब्ब से 
दुआ करो कि हमसे किसी दिन तो कुछ 
अज़ाब हल्का कर दे ।50। 
वे कहेंगे, तो फिर क्या तुम्हारे पास 
तुम्हारे रसूल स्पष्ट चिह्लों के साथ नहीं 
आते रहे ? वे कहेंगे, हाँ ! क्यों नहीं । 
वे उत्तर देंगे कि दुआ करो । परन्तु 
काफ़िरों की दुआ व्यर्थ जाने के 
अतिरिक्त कोई महत्व नहीं रखती ।5। 
(रुकू उ) 
निःसन्देह हम अपने रसूलों की और 
उनकी जो ईमान लाए, इस संसार के 
जीवन में भी सहायता करेंगे और उस 
दिन भी जब गवाह खड़े होंगे ।52।* 


! || पारः 24 


4॥ es Pr र ~ LS) Pee L577 
| | ~> RE 295 [929 
Oo ETO} 


id 
2 | 


EF) 84 A US} ® SW ~ 
| Err) | Oss) | 3 Os उ | 
CEFN be 555) 
NII SMR he 
०३३ न्द२ेा 


Cy a Cs , a ( ८ x2 SS US $ 


SENG 5 ४४05; 

CAG UE iis 255 5925 

Oli 

८5 24926: FEE 

हे 923७ IE ce is b te i L 

० E ~ & § > |> T+ (५ 2 
FE 60.58 SESS 


27 ~ 
EO + 


2 HS x oz Zar FR % 
03६८2 5 ५६४24 (०४३ ५४४) 


Glass (| 
~ 9 2 ~ 9 ~ 





als 
oy 


अल्लाह तआला अपने नबियों को निश्चित रूप से अपनी ओर से सहायता प्रदान करता है । 


आयतांश उस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे से अभिप्राय क़यामत अर्थात निर्णय का दिन है । जिस 
दिन अपराधियों के विरुद्ध असंख्य अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किए जाएँगे । 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


जिस दिन अत्याचारियों को उनकी 
क्षमा-याचना कोई लाभ नहीं देगी । और 
उनके लिए ला'नत होगी और उनका 
बहुत बुरा घर होगा ।53। 

और निःसन्देह हमने मूसा को हिदायत 
प्रदान की और बनी-इस्राईल को पुस्तक 
का उत्तराधिकारी बना दिया ।54। 

जो बुद्धिमानों के लिए हिदायत थी और 
उपदेश भी ।55। 

अतः धैर्यं धर । निःसन्देह अल्लाह का 
वादा सच्चा है । और अपनी भूल-चूक 
के सम्बन्ध में क्षमायाचना कर । और 
अपने रब्ब की स्तुति करने के साथ शाम 
को और सुबह को भी (उसका) गुणगान 
कर ।56। 

निःसन्देह वे लोग जो अल्लाह की 
आयतों के बारे में ऐसी किसी ठोस 
दलील के बिना झगड़ते हैं जो उनके 
पास आई हो, उनके दिलों में ऐसी 
बड़ाई के अतिरिक्त कुछ नहीं जिसे वे 
कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे । अतः 
अल्लाह की शरण मांग । निःसन्देह वही 
बहुत सुनने वाला (और) गहन दृष्टि 
रखने वाला है ।57। 

निःसन्देह आकाशों और धरती की 
उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति से बहुत बढ़ 
कर है । परन्तु अधिकतर लोग जानते 
नहीं ।58। 


! || पारः 24 


EI ० 5 23 Pod) 4 2 NZ 27 
BE BABSON ISAE Ug 
ON) 

7 Tz 3 > | wi 
3s Eos 
y SY ss Ri Ts 5५2 
ON BE) 


ia AAG BESS 
A हे की] A 


~ 0” + 


OE 


हु; 


BRS OSI ose 
SAS S| i 5 
® 6 ) ४००८ xy 





* हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सम्बन्ध में ''जम्बुन'' शब्द प्रयुक्त किया गया है 
इससे भूल -चूक अभिप्राय है, न कि कोई पाप । 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


और अंधा और देखने वाला समान नहीं 
हो सकते । इसी प्रकार वे लोग जो ईमान 
लाए और नेक कर्म किए वे और बुराई 
करने वाले एक समान नहीं हो सकते । 
बहुत कम है जो तुम उपदेश ग्रहण करते 
हो ।59। 

निःसन्देह निर्धारित घड़ी अवश्य 
आकर रहेगी । इसमें कोई संदेह नहीं 
परन्तु अधिकतर लोग ईमान नहीं 
लाते ।60। 

और तुम्हारे रब्ब ने कहा, मुझे पुकारो मैं 
तुम्हें उत्तर दूँगा । निःसन्देह वे लोग जो 
मेरी उपासना करने से अपने आप को 
ऊँचा समझते हैं (वे) अवश्य नरक में 
अपमानित होकर प्रविष्ट होंगे ।6]। 

(रुकू न) 
अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे लिए रात 
को बनाया ताकि तुम उसमें आराम पाओ 
और दिन को दिखाने वाला बनाया। 
निःसन्देह अल्लाह लोगों पर बहुत कृपा 
करने वाला है । परन्तु अधिकतर मनुष्य 
कृतज्ञता प्रकट नहीं करते ।62। 


यह है अल्लाह, तुम्हारा रब्ब, प्रत्येक ३ 


वस्तु का सृष्टिकर्ता । उसके सिवा कोई 
उपास्य नहीं । फिर तुम किधर बहकाए 
जाते हो ? ।63। 

इसी प्रकार वे लोग बहकाए जाते हैं जो 
अल्लाह की आयतों का इनकार करते 
हैं 64 

अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे लिए धरती 
को ठहरने का स्थान बनाया । और 


! || पारः 24 
} > न 
ESA EY | i Gs 
Fz sss % - Fors Z| 
४ | | 9५०८० sls rH 
DOF sel] 


ret Eee CES] 
OOF FYB AST 


b Re ~ 


pc Ferre i 
Ges Os 2 § | 


न 
६ 6) RAE Goes 


h 


FEISS pe RRR] 
~ LIZ 


BENE IEEE 


BSN Us 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


आकाश को (तुम्हारे) जीवन का आधार 
बनाया । और उसने तुम्हें आकृति प्रदान 
की और तुम्हारी आकृतियों को बहुत 
अच्छा बनाया । और तुम्हें पवित्र 
वस्तुओं में से जीविका प्रदान किया । 
यह है अल्लाह, तुम्हारा रब्ब । अत: एक 
वही अल्लाह बरकत वाला सिद्ध हुआ 
जो समस्त लोकों का रब्ब है ।65। 

वही जीवित है । उसके सिवा कोई 
उपास्य नहीं । अतः उसी के लिए धर्म 
को विशिष्ट करते हुए उसे पुकारो । 
समस्त प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो 
समस्त लोकों का रब्ब है ।66। 

तू कह दे कि निःसन्देह मुझे मना किया 
गया है कि मैं उनकी उपासना करूँ 
जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते 
हो । जबकि मेरे पास मेरे रब्ब की ओर 
से स्पष्ट चिह्न आ चुके हैं । और मुझे 
आदेश दिया गया है कि मैं समस्त 
लोकों के रब्ब का पूर्ण आज्ञाकारी हो 
जाऊँ ।67। 

वही है जिसने (पहली बार) तुम्हें 
मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर 
रक्त के थक्के से, फिर तुम्हें शिशु के 
रूप में बाहर निकालता है । और फिर 
यह सामर्थ्य प्रदान करता है कि तुम 
अपनी परिपक्व आयु को पहँँचो ताकि 
फिर यह संभावना हो कि तुम बूढ़े हो 
जाओ । और ताकि तुम अन्तिम 
निर्धारित समय तक पहुँच जाओ । हाँ 
कुछ तुम में से ऐसे भी हैं जिन्हें पहले 


~> Is ताज we hg 
_+ ७ >5<-: %2 $ £ 


+ 


te ww ~ ww श्र 9 DY] 
र | Cr SB) ~) 


54505 Sil) 

SU 
PI Cs SI 
4 | “ CR) 4 Cohan cls 2 


EE 


(3-० --- sys SE oe | 
DESC 2३ ००24० 2.५ ० 2-42 


2 bo 
३ 


फल. 
Fev 


+< 5 5७४ ७५७ ००-१५ 


सूरः 40, अल-मु'मिन |) पारः 24 


ही मृत्यु दे दी जाती है और (यह ०655 
व्यवस्था इस कारण है) ताकि तुम 
बुद्धि से काम लो ।68। 


वही है जो जीवित करता है और मारता |^ 2 ८5|5(8 & CARTE Gl 

है । अतः जब वह किसी बात का निर्णय , | 
5545 ie (७ 

कर लेता है तो केवल उसे यह कहता है ६ OO Hs [942 (|, 


कि “हो जा तो वह होने लगती है 
और होकर रहती है ।69। (रुकू 7 ) 
क्या तूने ऐसे लोग नहीं देखे जो “५॥-0॥8 59.02 ८५२५१ 5) 5525 
अल्लाह के चिं के सम्बन्ध में तर्क- ६ - F 
वितर्क करते हैं ? वे कहाँ फिराए जा £* 
रहे हैं ? ।70। 

वे लोग जिन्होंने पुस्तक का और उन «(८,८ ५5५ 556८7 33 
बातों का इनकार कर दिया जिनके साथ | \, 25 PT है 
हम अपने रसूल भेजते रहे । अतः वे OOS oe) 
शीघ्र जान लेंगे ।7।। 

जब तौक़ उनकी गर्दनों में होंगे और * ५... £१5 25८2.73 93] 
ज़ंजीरें भी, (जिनसे) वे घसीटे ; ¢ 
जाएँगे ।72। 

खौलते हुए पानी में, उसके पश्चात वे 6&८ 74 ,७॥$ £5. ०2 3 
अग्नि में झोंक दिए जाएँगे ।73। ह 


SOP) 


® A IR” 25 
७9 O 


उनसे पछा जाएगा र हैँ ® ~ rs द DG हि! शा es! xT हि 4% 
फिर उनसे पूर , कहाँ हैं वे. && SS Gales 
जिनको तुम उपास्य ठहराया करते 
थे ।74। 


अल्लाह के सिवा ? वे कहेंगे हमसे वे gis pe PE *.$॥ Oa 
उ हो गए हैं । बल्कि हम तो इससे $ +2 ड) iL Es i <5 ५2८% 
पहले किसी चीज़ को भी नहीं पुकाते ५2 lO 
थे। इसी प्रकार अल्लाह काफ़िरों को ७ SE द 
पथभ्रष्ट ठहराता है ।75। a 

यह इस लिए है कि तुम धरती में, ;५। 6४7 2३5 (८) ५3 
अनुचित रूप से खुशियाँ मनाया करते 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


थे। और इसलिए (भी) कि तुम इतराते 
फिरते थे ।76। 

नरक के द्वारों में प्रविष्ट हो जाओ । 
(तुम) इसमें एक लम्बे समय तक रहने 
वाले हो । अतः अहंकार करने वालों का 
ठिकाना बहुत बुरा है ।77। 

अतः तू धैर्य धर । निःसन्देह अल्लाह का 
वादा सच्चा है । हम चाहें तो तुझे उस 
चेतावनी में से कुछ दिखादे जिससे हम 
उन्हें डराया करते थे अथवा तुझे मृत्यु दे 
दें । तो हर हाल में वे हमारी ओर ही 
लौटाए जाएँगे ।78। 

और निःसन्देह हमने तुझ से पहले भी 
रसूल भेजे थे । कुछ उनमें से ऐसे थे 
जिनका वर्णन हमने तुझ से कर दिया है 
और कुछ उनमें से ऐसे थे जिनका हमने 
तुझसे वर्णन नहीं किया । और किसी 
रसूल के लिए संभव नहीं कि वह अल्लाह 
की आज्ञा के बिना कोई चिह्न ले आए । 
अतः जब अल्लाह का आदेश आ जाएगा 
तो सत्य के साथ निर्णय कर दिया 
जाएगा । और उस समय झुठलाने वाले 
घाटा उठाएँगे ।79।* (रुकू ++) 
अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे लिए 
चौपाय बनाए ताकि तुम उनमें से 


ह 


पारः 24 
OO 556 Es SEN, 

i 3 > 7 br” ~ Dr 0 ग 
७ CRS a 


ठ 
€, 


3 


sf iE 
> b 
> > 


कद 
` 8 
; 
् 
us 
| 
6+ 


Ld E ८८७ २० 3०००७ ५२०) 5 


AZ 2.80 3.7 


OO 


> आर 75 2% > ०५७ कह ७: Zz ae Te 
७3४८-५७ ४ DESI 


A 


(8 
CN 
७ 

\ 
f 
+ 

De ७ 


)४ 


SAHNI sl 





: इस आयत में पहली उल्लेखनीय बात यह है कि असंख्य नबियों में से केवल कुछ का वर्णन हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा किया गया है । परन्तु नबियों की कुल संख्या यह नहीं 
है । प्रत्येक प्रकार के नबियों में से ये कुछ नमूने के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं | और इन सब के 
सामूहिक नमूने के रूप में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वर्णन है । पवित्र कुरआन 
में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समेत कुल पच्चीस नबियों का वर्णन है जैसा कि 
बाइबिल के नये-नियम की पुस्तक 'प्रकाशितवाक्य' अध्याय-4 की भविष्यवाणी में वर्णन किया 


गया था। 


सूरः 40, अल-मु'मिन 


कुछ पर सवारी करो और उन्हीं में से 
कुछ को तुम भोजन के लिए प्रयोग 
में लाते हो ।80। 

और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से लाभ 
हैं । और यह कि तुम उन पर सवार हो 
कर अपनी उस मनोरथ को प्राप्त करो 
जो तुम्हारे सीनों में है । और उन पर 
तथा नौकाओं पर तुम सवार किये जाते 
हो ।8।। 

और तुम्हें वह अपने चिह्न दिखाता है । 
अत: अल्लाह के किन-किन चिह्ढों का 
तुम इनकार करोगे ? ।82। 

अतः क्या उन्होंने धरती पर भ्रमण 
नहीं किया कि वे देख लेते कि उन 
लोगों का अंत कैसा हुआ जो उनसे 
पहले थे ? वे उनसे संख्या में अधिक 
थे और शक्ति में भी । तथा धरती में 
(बड़ाई के) चिह्न छोड़ने की दृष्टि से 
भी अधिक सशक्त थे। फिर भी जो वे 
कमाया करते थे, वह उनके कुछ 
काम न आए ।83। 

अतः जब उनके पास उनके रसूल स्पष्ट 
चिह्न लेकर आए तो वे उसी ज्ञान पर 
खुश रहे जो उनके पास था । और उनको 
उसी बात ने घेर लिया जिससे वे उपहास 
किया करते थे ।84। 

अतः जब उन्होंने हमारा अज़ाब देखा तो 
कहा, हम अल्लाह पर जो अद्वितीय है 
ईमान ले आए हैं और उन सब बातों का 
इनकार करते हैं । जिनसे हम उसका 
साझीदार ठहराया करते थे ।85। 


|] पारः 24 


SRE MOTOS 


£ [i as |) 24 ~+ i ९ Xz 
EASE EASE 
AEs es asi} 

b ol | 


@ ig Hees | 75% 


॥, 
w 


al 


5 


005 
(32528 NGS SS 
oi 3 607 4 32 ECE 
Gols as ls sess ls 
Gigs sl NG 

OOLSSIHE 
Es 2S 
GigE ५552५ 


© 42 ge2%27 ०4 Ee 
९००१५ gd > |» & 


सूरः 40, अल-मु'मिन | पारः 24 





अतः उनका ईमान उस समय उन्हें |; DES 
कुछ लाभ न दे सका जब उन्होंने है 

हमारा अज़ाब देख लिया । अल्लाह के 5 ll CG 
उस नियम के अनुसार जो उसके £ RS आह 5 5 ६६ 25 
भक्तों के सम्बन्ध में बीत चुका है ' SPN MAN 
और उस समय काफिरों ने बड़ा घाटा 

उठाया ।86। (रुकू नर ) 


< 


{| 


4- सूरः हा मीम अस-सज्दः 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 55 आयते हैं । 

सूरः अल मु'मिन के पश्चात सूरः हा मीम अस सज्द: आती है जिसका आरम्भ 
हा मीम खण्डाक्षरों से ही किया गया है । 

इस सूरः के आरम्भ ही में यह दावा किया गया है कि कुरआन एक ऐसी सरल और 
शुद्ध भाषा में अवतरित हुआ है जिसने विषयवस्तुओं को खोल-खोल कर वर्णन किया है। 
परन्तु इसके उत्तर में इनकार करने वाले कहते हैं कि हमारे दिल पर्दै में हैं । हमारे कानों में 
बहरापन है और तुम्हारे और हमारे बीच एक ओट है । और रसूल को सम्बोधित कर के 
यह चुनौति देते हैं कि तू भले ही जो चाहता है करता रह, हम भी एक संकल्प लेकर 
अपने कामों में व्यस्त हैं | यहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि नबियों को शत्रु खुली छुट्टी दे 
देता है कि जो चाहें करें बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि तू अपने स्थान पर काम कर और 
हम इन कामों को असफल बनाने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे । 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसका यह उत्तर सिखाया गया 
कि तू उनसे कह दे कि यद्यपि मैं तुम्हारे जैसा ही मनुष्य हूँ परन्तु मुझ पर जो वहइ उतरी 
है उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे और मेरे बीच धरती और आकाश के समान अन्तर पड़ 
चुका है । 

इस सूरः में कुछ ऐसी आयते हैं जिन्हें ना समझने के कारण कुछ लोग उन पर 
आपत्ति करते हैं । उदाहरणतः आयत सं. ! से ]3 के विषय में वे समझते हैं कि सृष्टि 
के आरम्भ में सारा ब्रह्माण्ड एक धुंध की भाँति वातावरण में फैल गया था, उसी का 
वर्णन किया जा रहा है हालाँकि धरती की उत्पत्ति तो उसके बहुत बाद हई है । 

वास्तव में यहाँ यह विषय वर्णन हो रहा है कि धरती में खुराक की जो व्यवस्था है 
उसे चार युगों में संपूर्ण किया गया है । और पर्वतों की उत्पत्ति ने इसमें प्रमुख भूमिका 
निभाई है । फिर इसके पश्चात यह कहा गया कि इसके ऊपर का आकाश एक धुँए के 
रूप में था । यह धुँआ वास्तव में ऐसे वाष्पकणों के रूप में था जो धरती के निकटवर्ती 
सात आकाशों से भी बहुत ऊँचा था और बार-बार जब वह वाष्पकण धरती पर बरसते 
थे तो गर्मी की अधिकता के कारण फिर धुआँ बनकर आकाश की ऊँचाइयों में उठ जाते 
थे । एक बहुत लम्बे समय तक धरती की यही अवस्था रही । और अन्ततः वह पानी 
धरती पर बरस कर समुद्रों के रूप में धरती में फैल गया जहाँ से वाष्पकणों के रूप में उठ 
कर पर्वतों से टकरा कर फिर वापिस धरती पर बरसने लगा । इसके बाद दो युगों में धरती 
के निकटवर्ती सप्त आकाश संपूर्ण किए गए । और आकाश की प्रत्येक परत को मानो 


{|| 


निश्चित आदेश दे दिया गया कि तुमने यह कार्य करना है । आज वैज्ञानिक धरती के 
आस-पास सात परतों में बंटे हुए आकाश का वर्णन करते हैं । तो उसको प्रत्येक परत 
की एक निश्चित कार्य का वर्णन करते हैं जिसके बिना धरती पर मनुष्य का जीवन संभव 
नहीं था । आकाश की ये सारी परतें धरती और धरती वासियों की सुरक्षा पर ही लगी हुई 
हैं। 

जिस दुढ़ता की हज़रत मुहम्मद सल्ल. को शिक्षा दी गई इसकी व्याख्या और फिर 
उसके महान प्रतिफल का दो भागों में वर्णन है । पहले भाग में तो समस्त मोमिनों को यह 
शुभ-समाचार दिया गया है कि यदि वे शत्रु के अत्याचारों के विरुद्ध दृढ़ता दिखाएँगे तो 
अल्लाह तआला ऐसे फ़रिश्ते उन पर उतारेगा जो उनके दिल की ढाढस बंधाएँगे और 
उनसे वार्तालाप करते हुए उन्हें सांत्वना देंगे कि हम इस संसार में भी तुम्हारे साथ हैं और 
परलोक में भी तुम्हारे साथ होंगे । 

इसके पश्चात उन आयतों में जिनका आरम्भ और बात कहने में उससे श्रेष्ठ 
कौन है जो अल्लाह की ओर बुलाये से होता है, इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए 
कहा कि यदि दृढ़ता के साथ अपनी सुरक्षा के अतिरिक्त अल्लाह पर भरोसा करते हुए 
तुम उनको धैर्य और बुद्धिमानी पूर्वक संदेश पहुँचाने में सुस्ती नहीं करोगे तो वे जो 
तुम्हारी जान के प्यासे शत्रु हैं वे एक समय तुम पर जान न्योछावर करने वाले मित्र बन 
जाएँगे । परन्तु यह चमत्कार सबसे शानदार रूप में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के साथ पूरा हुआ जो सब धैर्य धरने वालों से अधिक धैर्य धरने वाले थे । और 
आप सल्ल. को धैर्य धरने को एक महान शक्ति प्रदान की गई थी और वास्तव में आप 
सल्ल. के जीवन में ही आप के जानी दुश्मन बहुसंख्या में आप पर जान न्योछावर करने 
वाले मित्रों में परिवर्तित हो गए । 

इस सूरः के अन्त पर यह वर्णन किया गया है कि हम उन लोगों को जो अल्लाह से 
भेंट करने के इनकारी हैं, बहुत से चिह्न दिखाएँगे जिनका सम्बन्ध क्षितिजों पर प्रकट होने 
वाले चिह्लों से भी होगा । और उस आश्चर्यजनक जीवन व्यवस्था से भी होगा जो अल्लाह 
तआला ने उनके शरीरों के अन्दर रचा है । अतः जिनको क्षितिजों पर और अपने अन्तर में 
दृष्टि डालने का सौभाग्य मिलेगा, उनकी यही घोषणा होगी कि हे हमारे रब्ब ! तू ने इस 
(ब्रह्माण्ड) को व्यर्थ उत्पन्न नहीं किया । तू पवित्र है । अतः हमें आग के अज़ाब से 
बचा । 

रर 


सूरः 44, हा मीम अस-सज्दः 














बट आ नद ४ 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
हमीदुन मजीदुन : स्तुति के योग्य और 
अति गौरवशाली ।2। 

इसका अवतरण अनन्त कृपा करने वाले 
(और) बार-बार दया करने वाले 
(अल्लाह) की ओर से है ।3। 

यह एक ऐसी पुस्तक है जिसकी आयतें 
एक ऐसे कुरआन के रूप में है जो 
अत्यन्त सरल और शुद्ध भाषा संपन्न है, 
उन लोगों के लाभार्थ खोल-खोलकर 
वर्णन कर दी गई हैं जो ज्ञान रखते हैं ।4। 
शुभ-समाचार दाता और सतर्ककारी के 
रूप में । अत: उनमें से अधिकतर ने मुख 
मोड़ लिया और वे सुनते नहीं ।5। 

और उन्होंने कहा कि जिन बातों की 
ओर तू हमें बुलाता है उनसे हमारे दिल 
पर्दो में हैं । और हमारे कानों में एक 
बहरापन है और हमारे और तुम्हारे बीच 
एक ओट है । अतः तू जो चाहे कर, 
निःसन्देह हम भी कुछ करने वाले हैं ।6। 
तू कह दे, मैं केवल तुम्हारी भाँति एक 
मनुष्य हूँ | मेरी ओर वहइ की जाती है कि 
तुम्हारा उपास्य केवल एक उपास्य है। 
अतः उसके समक्ष दृढतापूर्वक खड़े हो 
जाओ और उससे क्षमा याचना करो । और 
शिर्क करने वालों का सर्वनाश हो ।7। 


BR ° ७ ER ® ८" * SR * Rd 
बेड हे बह ग हे बह अब बह बह जद 


& — | 

Oe 0 5 
HC EELS 
2 ~ ay Pr 

OO 


> Ere LS DET 5 “८ 2? 
| UR) ७ hE ~> 9 I 


X 4 
ZIRT 2०“ CIS + 


OO 3x0 SG 
(2255 ५2४ ८८ 2१ 23 ६ 
UCU SESH] 
E EES 


४) 58/57/2550 
2 5 42000 ses 


3 424 7 


OE 0255 Bs 


सूरः 44, हा मीम अस-सज्दः 


जो ज़कात नहीं देते और वही हैं जो 
परलोक का इनकार करने वाले हैं ।8। 


निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाए और 
नेक कर्म किए उनके लिए अक्षय 
प्रतिफल है ।9। (रुकू उङ ) 

तू कह दे, क्या तुम उसका इनकार 
करते हो जिसने धरती को दो युगों में 
पैदा किया और तुम उसके साझीदार 
ठहराते हो ? यह वही है समस्त लोकों 
का रब्ब ।।0| 

और उसने उसके ऊँचे क्षेत्रों में पर्वत 
बनाए और उनमें उसने बरकत रख दी । 
और उन में उन्हीं से उत्पन्न होने वाले 
खाने-पीने के सामान चार युगों में इस 
प्रकार सुव्यवस्थित किये कि वे (सब 
आवश्यकता पूर्ति की) चाहत रखने 
वालों के लिए समान हैं ।।।। 

फिर उसने आकाश की ओर ध्यान दिया 
और वह (आकाश) धुआँ-धुआँ था । 
और उस (अल्लाह) ने उससे और धरती 
से कहा कि तुम दोनों इच्छापूर्वक अथवा 
अनिच्छापूर्वक चले आओ । उन दोनों ने 
कहा, हम इच्छापूर्वक उपस्थित हैं ।।2। 
अतः उसने उनको दो युगों में सात 
आकाशों के रूप में विभाजित कर 
दिया। और प्रत्येक आकाश के नियम 
उसमें वहइ किये । और हमने संसार 
के (समीपवर्ती) आकाश को 
दीपमालाओं और सुरक्षा के सामानों 
के साथ सुशोभित किया । यह पूर्ण 


IE पारः 24 


FR 


RR 527 Dr दर 2x tz 2 8] 
3.29 ७ 22959 NOs sa} 


4 32% बट 3 
०००१-४५ 
Fi ह0% न! | Por Az) हे 5 
FoI NTA] 
5 542572355 oT 
दे OY) sues E>) 
च +e =) + 


E] 


५ 


SOE BEY 

SSI ST 
OEE ४2.2 ५255 ५७ (६35 
AIS Us 5-55 ५७ 


6) Nt UES (६ 
OI ५ £ +- ४२ 


N 


—— 


5 हट 7b es He ~ YZ ८ & हि 
~) ५-०» १ | fob 59 | 


ll -\% Lass ee & bes ना हा - UE 5 
SE 22> 9 ay £ 


है 
~ 


सूरः 4, हा मीम अस-सज्दः 


प्रभुत्व वाले (और) सर्वज्ञ (अल्लाह) 
का विधान है ।।3। 

अतः यदि वे मुख मोड़ लें तो तू कह दे 
मैं तुम्हें आद और समूद (जाति) को 
दिये गये अज़ाब के समान अज़ाब से 
डराता हूँ ।।4। 

जब उनके पास उनके सामने भी और 
उनसे पूर्ववर्ती युगों में भी रसूल (यह 
कहते हुए) आते रहे कि अल्लाह के सिवा 
किसी की उपासना न करो । उन्होंने 
कहा, यदि हमारा रब्ब चाहता तो अवश्य 
फ़रिश्ते उतार देता । अत: जिस संदेश के 
साथ तुम भेजे गए हो, निःसन्देह हम 
उसका इनकार करने वाले हैं ।। 5। 

फिर रहे आद (जाति के लोग), तो 
उन्होंने धरती में अनुचित रूप से 
अहंकार किया और कहा, हमसे बढ़कर 
शक्तिशाली कौन है ? क्या उन्होंने देखा 
नहीं कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया 
उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली है ? 
और वे निरन्तर हमारे चिह्नों का इनकार 
करते रहे ।।6। 

अतः हमने बड़े अशुभ दिनों में उन पर 
एक तेज़ आँधी चलाई ताकि हम उन्हें 
(इस) सांसारिक जीवन में अपमान रूपी 
अज्ञाब चखाएँ । और नि:सन्देह परलोक 
का अज़ाब अधिक अपमानजनक है । 
और उन्हें सहायता नहीं दी जाएगी ।।7। 
और जहाँ तक समूद (जाति) का 
सम्बन्ध है तो हमने उनका भी मार्गदर्शन 
किया । परन्तु उन्होंने अन्धेपन को पसन्द 


।} | पारः 24 


4३०७० SDs ls Pet 
65335 SpE Anos 


Dg CEN SEES) 


A 48 b 7 5 
Os र I563 596 


Soro SEES 
CEN cso 
OO 37a Y ५०७३५ हैक Y 


i 


57 ~ 


Crs gS 354 (४० f 


सूरः 44, हा मीम अस-सज्दः 


करते हए (उसे) हिदायत पर 
प्राथमिकता दी । अतः उन्हें 
अपमानजनक अज़ाब के रूप में बिजली 
ने उस कमाई के कारण पकड़ लिया जो 
वे किया करते थे ।।8। 

और जो ईमान लाए और तक्वा से 
काम लेते रहे, हमने उन्हें मुक्ति प्रदान 
की ।9। (रुकू उह) 

और जिस दिन अल्लाह के शत्रुओं को 
अग्नि की ओर घेर कर ले जाया 
जाएगा और वे समूहों में विभाजित 
किए जाएँगे ।20। 

यहाँ तक कि जब वे उस (अग्नि) 
तक पहुँचेंगे उनके कान और उनकी 
आँखें और उनके चमड़े उनके विरुद्ध 
गवाही देंगे कि वे कैसे कैसे कर्म किया 
करते थे ।2]| 

और वे अपने चमड़ों से कहेंगे, तुमने 
क्यों हमारे विरुद्ध गवाही दी ? वे 
उत्तर देंगे कि अल्लाह ने हमें बोलने 
की शक्ति दी, जिसने प्रत्येक वस्तु 
को वाकूशक्ति प्रदान की है । और 
वही है जिसने तुम्हें पहली बार पैदा 
किया और उसी की ओर तुम लौटाए 
जाओगे ।22। 

और तुम (इस बात से) छिप नहीं 
सकते थे कि तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी 
श्रवण-शक्ति गवाही दे । और न 
तुम्हारी दृष्टि-शक्ति और न तुम्हारे 
चमड़े (गवाही दें) । परन्तु तुम यह 
धारणा कर बैठे थे कि अल्लाह को 


88 पार: 24 
Dll ain ag Geis 
द Fh ~~ 5 Es [पे 3 x > 
SOSH 038) 

LE द ० 
है 0) ) 2 56 ERS | | 9 


See Ses Bf Gi) _5 
2 ~ र 5 ~~) Ls | _9 SER 


७86; 96 
aE ROE कक ०५३ ja 5 
gf BSI 


७ 


\ 


SEO AS ७५ 
6553 2५ YS ASI Ysa 
ESSER EU] SS ८5-5५ 


सूरः 44, हा मीम अस-सज्दः 


तुम्हारे बहुत से कर्मो का ज्ञान ही 
नहीं ।23। 

और तुम्हारी वह धारणा जो तुम अपने 
रब्ब के विषय में किया करते थे, उसने 
तुम्हे नष्ट कर दिया और तुम हानि 
उठाने वालों में से हो गए ।24। 

अतः: यदि वे धैर्य धरें तो उनका ठिकाना 
अग्नि है । और यदि वे सफाई पेश करें 
तो उनकी सफाई स्वीकृत नहीं की 
जाएगी ।25। 

और हमने उनके लिए कुछ साथी 
नियुक्त कर दिए । अतः उन्होंने उनके 
लिए उसे खूब सजा कर प्रस्तुत किया जो 
उनके सामने था, अथवा (जो) उनसे 
पहले था । अतः उन पर वही आदेश 
सत्य सिद्ध हो गया जो उन जातियों पर 


सिद्ध हुआ था जो उनसे पूर्व जिन्नों और 


मनुष्यों में से बीत चुकी थीं । निःसन्देह 
वे लोग घाटा पाने वालों में से थे ।26। 
(रुकू न्‌) 
और जिन्होंने इनकार किया उन लोगों 
ने कहा कि इस कुरआन पर कान न 
धरो और उसके पाठ करने के समय 


]}| पारः 24 
OOS Es 

Fe 56 ई pe रद आर, ~ 
3 bes Cs FOES 39 
~ 2 LES EE ह | 5T 


OCA) ~ w 2 Ls Roe 2 
0० oA 


~57 ईद 


DGS 32 4720 0 38 
gle Frei ८5 »«२२-४ 


LORIE AnD IT Seg 





आयत सं. 2! से 23 : इन आयतों में क़यामत के दिन अपराधियों के विरुद्ध जिन गवाहियों का वर्णन 
किया गया है उनमें सर्वप्रथम आश्चर्यजनक गवाही त्वचा की गवाही है । उस युग में तो त्वचा की 
गवाही समझ में नहीं आ सकती थी परन्तु वर्तमान युग में प्राणी-विज्ञान के जानकारों ने निश्चित 
रूप से सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य की बाह्य और आन्तरिक बनावट को सबसे अधिक त्वचा की 
प्रत्येक कोशिका में अंकित कर दी गई है । यहाँ तक कि यदि करोड़ों वर्ष पहले का कोई प्राणी इस 
प्रकार धरती में दबा हो कि उसकी त्वचा की कोशिकायें सुरक्षित हों तो उनमें से केवल एक कोशिका 
से ही बिल्कुल वैसे ही प्राणी की नए सिरे से उत्पत्ति की जा सकती है । आनुवंशिकी इंजीनियरिंग 
(Genetic Engineerin९) के द्वारा त्वचा की कोशिकाओं से भेड़ों अथवा मनुष्यों की उत्पत्ति 
क्रिया भी इसी कुरआनी गवाही को प्रमाणित करती है । 


सूरः 4, हा मीम अस-सज्दः 


शोर किया करो ताकि तुम विजयी हो 
जाओ ।27। 

अतः हम निःसन्देह उन लोगों को 
जिन्होंने इनकार किया कठोर अज़ाब का 
स्वाद चखाएँगे और उन्हें उनके कुकर्मा 
का अवश्य प्रतिफल देंगे ।28। 


यह हो कर रहने वाली बात है कि 
अल्लाह के शत्रुओं का प्रतिफल अग्नि 
है। उनके लिए उसमें देर तक रहने का 
घर है । यह प्रतिफल है उस (बात) का 
जो हमारी आयतों का जानबूझ कर 
इनकार किया करते थे ।29। 

और जिन लोगों ने इनकार किया वे 
कहेंगे कि हे हमारे रब्ब ! हमें जिन्न और 
मनुष्य में से वे दोनों दिखा जिन्होंने हमें 
पथभ्रष्ट किया । इस लिए कि हम उन्हें 
अपने पैरों के नीचे कुचल डालें ताकि वे 
घोर अपमानित हो जाएँ ।30। 

निःसन्देह वे लोग जिन्होंने कहा कि 
अल्लाह हमारा रब्ब है, फिर (इस पर) 
अडिग रहे, उन पर बार-बार फ़रिश्ते 
(यह कहते हुए) उतरते हैं कि भय न 
करो और शोक न करो और उस स्वर्ग 
(के मिलने) से प्रसन्न हो जाओ जिसका 
तुम्हें वचन दिया जाता है ।3।। 

हम इस सांसारिक जीवन में भी 
तुम्हारे साथी हैं और परलोक में भी। 
और उसमें तुम्हारे लिए वह सब कुछ 
होगा जिसकी तुम्हारे मन इच्छा 
करते हैं । और उसमें तुम्हारे लिए 


!}} पारः 24 


७८% ISL sO 


y Z अ ~ 
I en ERIS J) (2 2-3 
pies i | | 9 | हर i 
OOS 


~ | 


Lag 38085 < 54 505 
GSE GE AI 


Ca 


LE SANE SNE AH 
YNPES 20 7 HS 
AS HANS 


O93 


| SHG SCS 
CAS Gs ss 5 


सूरः 44, हा मीम अस-सज्दः 


वह सब कुछ होगा जो तुम माँगा 
करते हो ।32।* 

यह बहुत क्षमा करने वाले (और) बार- 
बार दया करने वाले (अल्लाह) की ओर 
से आतिथ्य स्वरूप है ।33। (रुकू उह ) 
और बात कहने में उससे उत्तम कौन 
हो सकता है जो अल्लाह की ओर 
बुलाए और नेक कर्म करे और कहे 
कि निःसन्देह मैं पूर्ण आज्ञाकारियों में 
से हूँ ।34। 

न अच्छाई बुराई के समान हो सकती है 
और न बुराई अच्छाई के (समान) । 
ऐसी बात से निवारण कर कि जो 
सर्वोत्तम हो । तब ऐसा व्यक्ति जिसके 
और तेरे बीच शत्रुता थी मानो वह 
सहसा एक प्राण न्योछावर करने वाला 
मित्र बन जाएगा ।35। 

और यह दर्जा केवल उन्हीं लोगों को 
ही प्रदान किया जाता है जिन्होंने धैर्य 
धारण किया । और यह दर्जा केवल 
उसे ही प्रदान किया जाता है जो बड़े 
भाग्य वाला हो ।36| 

और यदि तुझे शैतान की ओर से कोई 
बहका देने वाली बात पहुँचे तो अल्लाह 
की शरण माँग । निःसन्देह वही बहुत 
सुनने वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।37। 


!}। पारः 24 
Sd अं 7 DE ३-4 
OO SEES | 

£ ध w 2 ७ Dr 

& © AN) RS (2 5 


४०9१.-०.॥ Ys 


जज “35 


SIS RSL 


ks Ey SNS EUR] Wik Gs 
OBE bs 5५ ») ६४ 
5 8 Ree Ee dk 


> 


© 


ना 


४४. आयत सं. 3।, 32 : इन आयतों में वहइ के सदा जारी रहने का वर्णन है । जो उन लोगों पर उतारी 
जाएगी जो अल्लाह तआला के लिए दृढ़ता अपनाएँ और परीक्षाओं में अडिग रहें । जो फ़रिश्ते उन पर 
उतरेंगे वे उनसे कहेंगे कि हम इस संसार में भी तुम्हारे साथ हैं और अगले संसार में भी तुम्हारे साथ 
रहेंगे । और तुम्हारी सब शुभ कामनाएँ पूरी की जाएँगी । 


सूरः 44, हा मीम अस-सज्दः 


और उसके चिह्लों में से रात और दिन 
और सूर्य और चन्द्रमा हैं । न सूर्य को 
सजदः करो और न चन्द्रमा को । और 
अल्लाह को सजद: करो जिसने उन्हें पैदा 
किया यदि तुम केवल उसी की उपासना 
करते हो ।38। 

अतः यदि वे अहंकार करें तो (जान लें 
कि) वे लोग जो तेरे रब्ब के समक्ष रहते 
हैं, रात और दिन उसकी स्तुति करते हैं 
और वे थकते नहीं ।39। 


और उसके चिह्रों में से यह भी है कि तू 
धरती को गिरी हुई अवस्था में देखता है। 
फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं तो 
वह (उपज की दृष्टि से) सक्रिय हो 
जाती है और फूलने लगती है 
निःसन्देह वह जिसने उसे जीवित किया 
अवश्य मुर्दो को जीवित करने वाला है । 
निःसन्देह वह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह 
चाहे स्थायी सामर्थ्य रखता है ।40। 
निःसन्देह वे लोग जो हमारी आयतों के 
बारे में कुटिलता अपनाते हैं, हम से 
छिपे नहीं रहते । अतः क्या वह जो 
अग्नि में डाला जाएगा बेहतर है अथवा 
वह जो क़यामत के दिन शांति की 
अवस्था में आएगा ? तुम जो चाहो 


पारः 24 


if 2 ~ 


555 2६05 GPS 
YI Bday SNS 
3६४० sl 9 y<5} 

OFS ४५) AS 0) 
5 CITC MRE 
SSS 


Er AS NG ४४ 08 tk 
24s & le ~ 2 | CR 


) 2) Y ह | (3 8 


पे 





ats 
Oy 


यहाँ आकाश से पानी बरसने के पश्चात मृत धरती के जीवित होने का वर्णन है । अतः मृत्यु के 


पश्चात का जीवन भी इसी विषयवस्तु से सम्बन्ध रखता है । पुनरुत्थान तो सब का होगा परन्तु 
वास्तविक आध्यात्मिक जीवन उनको मिलेगा जो आकाशीय (आध्यात्मिक) जल के उतरने पर 
उससे लाभ उठाते हैं । अर्थात नबियों को स्वीकार करते और उनकी शिक्षा का पालन करते हैं । 
आकाशीय जल धरती में भी तो प्रत्येक स्थान पर बरसता है परन्तु शुष्क चट्टानों और बंजर धरतियों 
को कोई लाभ नहीं पहुँचाता । केवल उस धरती को जीवित करता है जिसमें जीवन शक्ति हो । 


सूरः 44, हा मीम अस-सज्दः 


करते फिरो, निःसन्देह जो कुछ भी तुम 
करते हो वह उस पर गहन दृष्टि रखने 
वाला है ।4]। 

निःसन्देह वे लोग (दण्ड भोग करेंगे) 
जिन्होंने उपदेश का (तब) इनकार कर 
दिया जब वह उनके पास आया । 
हालाँकि वह एक बड़ी प्रभुत्व वाली और 
सम्माननीय पुस्तक के रूप में था ।42। 
झूठ उस तक न सामने से पहुँच सकता है 
और न उसके पीछे से । परम विवेकशील, 
बहुत स्तुति योग्य (अल्लाह) की ओर से 
उसका अवतरण हुआ है ।43। 

तुझे केवल वही कहा जाता है जो तुझ से 
पूर्ववर्ती रसूलों से कहा गया । निःसन्देह 
तेरा रब्ब बहुत क्षमा करने वाला और 
पीड़ाजनक अज़ाब देने वाला है ।44। 


पारः 24 


७5% Tope oe Pn 
OAS ३५5] 


TIA SHOE NG 
y XS tw ~ 
cy SEE 


GROEN 


© De 3 < 
(9) ue (2 Di 


fer ge” 


०२ 
290 0555 ८४ < 


Z 


और यदि हमने उसे अजमी (अर्थात { Uni (|? 584i as 353 


अस्पष्ट भाषा युक्त) कुरआन बनाया £ 
होता तो वे अवश्य कहते कि क्यों न | (}5 
इसकी आयतें खुली-खुली (अर्थात्‌ 


समझ आने योग्य) बनाई गईं ? क्या 
अजमी और अरबी (समान हो सकते 
हैं?) तू कह दे कि वह तो उन लोगों 
के लिए जो ईमान लाये हैं हिदायत 
और आरोग्य कारी है । और वे लोग 
जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में 
बहरापन है जिसके परिणाम स्वरूप वह 
उन पर अस्पष्ट है | और यही वे लोग 
हैं जिन्हें एक दूर के स्थान से बुलाया 
जाता है ।45। (रुकू क ) 


bf of orotrbundlgn 


9 Los Ig AL, Iss 
Pr Gs ०2 | 

ORNs £ ४2 sol sala) 

हज GRAZ 2 IF र 2 22 
[rE 53.90 35. 5५% | 


> Z 27 Es Xf 2 gf” ele 57 
ess Are 


° 


x 


57 i 58 
७2:-४ ०2५०७ 


न्‍्ठ 


सूरः 4, हा मीम अस-सज्दः 


और निःसन्देह हमने मूसा को भी पुस्तक 
प्रदान की थी । फिर उसमें मतभेद किया 
गया । और यदि तेरे रब्ब की ओर से 
आदेश जारी न हो चुका होता तो अवश्य 
उनके बीच निर्णय कर दिया जाता । 
और निःसन्देह वे उसके बारे में एक 
बेचैन कर देने वाली शंका में पड़े हैं ।46। 
जो भी नेक कर्म करे तो अपनी ही 
जान के लिए ऐसा करता है । और जो 
कोई बुराई करे तो उसी के विरुद्ध 
करता है । और तेरा रब्ब निरीह भक्तों 
पर लेश मात्र भी अत्याचार करने 
वाला नहीं ।47। 


!}] पारः 24 


LE हैः Es | ३% 
Pe SERIES 


fe oad {EY 
~ ® 2 + ~ 


CS %2 ~ 


5 ४४२2७ a & RE) 228 ~ 
OE AIA) Se 
od 


Fb Fe lS &) | T us 3 ~ 
६५. 25५ ois Lo de _ 
2% छू SOE 2 ibs er 
SRDS SHINEE 


सूरः 44, हा मीम अस-सज्दः 


| पारः 25 


निश्चित घड़ी का ज्ञान उसी की ओर ह + „2? ८ 


फल अपने आवरणों से नहीं निकलते, न 
ही कोई मादा गर्भवती होती है और न 
बच्चा जनती है परन्तु उस (अल्लाह) को 
ज्ञात होता है । और याद करो उस दिन 
को जब वह ऊँची आवाज़ में उनसे पूछेगा 
कि मेरे साझीदार कहाँ हैं ? तो वे कहेंगे, 
हम तुझे सूचित करते हैं कि हम में से कोई 
भी (इस बात का) साक्षी नहीं ।48। 

और वह उनसे खो जाएगा जिसे वे उससे 
पहले पुकारा करते थे । और वे समझ 
जाएँगे कि उनके लिए भागने का कोई 
स्थान नहीं है ।49। 

मनुष्य भलाई माँगने से थकता नहीं और 
यदि उसे कष्ट पहुँचे तो बहुत निराश 
(और) हताश हो जाता है ।50। 

और उसे कोई कष्ट पहुँचने के पश्चात 
यदि हम उसे अपनी कोई कृपा चखाएँ 
तो वह अवश्य कहता है, यह मेरे लिए है 
और मैं नहीं समझता कि निश्चित घड़ी 
आ जाएगी । और यदि मैं अपने रब्ब की 
ओर लौटाया भी गया तो निःसन्देह मेरे 
लिए उसके पास उच्च कोटि की भलाई 
होगी । अतः उन लोगों को जिन्होंने 
इनकार किया, हम उन बातों से अवश्य 
सूचित करेंगे जो वे किया करते थे । और 
हम उन्हें अवश्य कठोर अज़ाब का स्वाद 
चखाएँगे ।5।। 

और जब हम मनुष्य को पुरस्कृत करते हैं 
तो वह मुँह मोड़ लेता है और कन्नी 


लौटाया जाता है । और कई प्रकार के £ <> ° ४५ 220 5५ SAN) 


Ges 


S27 7 7 § RAE tz नी 
(१2 Als >) > Ys _S | 


ZR 


USSG (५५ ७८5 ८2 oe 
दर 
922७-02 ५५ ५ 
री R27 ४८: (६ ami 47 
LS Cr Oss कर] | 6 bs oo 


Os AH 5 | 9०5 


id 


EYER GUE EES 
EEE sae) 
EBs bl 


सूरः 4, हा मीम अस-सज्दः 


काटते हुए दूर हट जाता है । और जब 
उसे कष्ट पहुँचे तो लम्बी चौड़ी दुआ 
करने वाला बन जाता है ।52। 
तू कह दे बताओ तो सही कि यदि वह 
अल्लाह की ओर से हो और फिर भी 
तुम उसका इनकार कर बैठे हो तो 
उससे अधिक पथभ्रष्ट और कौन हो 
सकता है जो परले दर्ज के विरोध करने 
में लगा हो ? ।53। 
अतः हम अवश्य उन्हें क्षितिज में भी 
और उनकी जानों के अन्दर भी अपने 
चिह्न दिखाएँगे यहाँ तक कि उन पर खूब 
खुल जाए कि वह सत्य है । क्या तेरे रब्ब 
के लिए यह पर्याप्त नहीं कि वह प्रत्येक 
वस्तु पर निरीक्षक है ? ।54। 
सावधान ! वे अपने रब्ब की भेंट के बारे 
में शंका में पड़े हैं । सावधान ! नि:सन्देह 
वह हर चीज़ को घेरे हुए है ।55। 

(रुकू --) 


)) | पार: 25 


अल र रु TEST द न I [i 
49 Sill 4... sls A239 
UE ध्रु Es 


2 


dye Bo OE Gigs 


Dl ZR 

ॐ ~ 28 ५ 27 A 0०३ 
+ ° 6 

3 9 yo | (6 2 oS 


~ 
5 ~ + 
[es 


CO PZ ~ 


E eR R SZ YN कप 
~ 2 w & 4 a) 
g 4४ ) 3 


! || 
42- सूरः अश-शूरा 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 54 आयते हैं । 

पिछली सूरः की अन्तिम आयतों में एक तो यह चेतावनी दी गई थी कि जब 
नुबुव्वत की नेमत उतरती है तो लोग इसको स्वीकार करने से विमुख हो जाते हैं । परन्तु 
इसके परिणाम स्वरूप जब उनको कष्ट पहुँचता है तो फिर लम्बी चौड़ी दुआएँ करते हैं 
कि वह कष्ट टल जाए । अत: उनको चेतावनी दी गई है कि अल्लाह तआला उनको 
अपने वह चिह्न भी दिखाएगा जो क्षितिजों पर प्रकट होते हैं तथा जो प्रकृति विधान के 
महान द्योतक हैं । और वह चिह्न भी दिखाएगा जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर अल्लाह 
तआला की सत्ता की गवाही देने के लिए विद्यमान हैं । 

इस सूरः में खण्डाक्षरों के पश्चात कहा गया है कि जिस प्रकार इससे पहले वहइ 
की गई और उसे पहले लोगों ने अनदेखा कर दिया, इसी प्रकार अब तुझ पर भी वहइ 
उतारी जा रही है जो एक महान नेमत है । परन्तु सांसारिक लोग इस आकाशीय नेमत 
को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनको केवल संसार की नेमतों की लालसा होती है । 

इसके पश्चात आयत संख्या 8 में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
समस्त जगत के लिए सतर्ककारी घोषित किया गया है । क्योंकि समस्त बस्तियों की 
जननी अर्थात मक्का, जिसे अल्लाह ने सब दुनिया का केन्द्र निश्चित किया है । यदि उसे 
सतर्क किया जाए तो मानो समस्त संसार को सतर्क किया गया । और वमन हौलहा (जो 
उसके चारों ओर हैं) के शब्दों में तो मानो समस्त जगत की बस्तियाँ समाहित हो जाती हैं। 
फिर यौमुल जम्‌इ (इकट्रे होने के दिन) का वर्णन भी कर दिया गया कि जिस प्रकार 
मक्का को समस्त मानव जाति के एकत्रित होने का स्थान बताया गया इसी प्रकार एक 
एकत्रिकरण परलोक में भी होगा जिसमें समस्त मानव जाति को एकत्रित किया जाएगा । 

अतः हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगमन के द्वारा समस्त 
मानव जाति को एक बनाने का प्रयास किया गया । परन्तु इसके बावजूद अल्लाह 
तआला जानता है कि दुनिया वाले इस नेमत का अनादर करके पहले की भाँति परस्पर 
बटे रहेंगे क्योंकि अल्लाह तआला किसी को ज़बरदस्ती करके हिदायत पर इकट्ठा नहीं 
करता । अन्यथा समस्त मानवजाति को एक ही धर्म का अनुयायी बना देता । 

इसके पश्चात पिछले नबियों पर वहइ के उतरने का यही उद्देश्य वर्णन किया गया 
कि वे लोगों को एकताबद्ध करें । परन्तु जब भी वे आए दुर्भाग्य से लोग इस नेमत का 
इनकार करके और भी अधिक फूट का शिकार हो गए । उन के मतभेद का मूल कारण 
यह वर्णन किया गया है कि वास्तव में वे एक दूसरे से द्वेष रखते थे । अत: प्रश्‍न यह है कि 


)॥ | 


उनका इस प्रकार लगातार अवज्ञा करने पर भी क्यों झगड़े का निपटारा नहीं किया 
जाता? इसका उत्तर यह दिया जा रहा है कि जब तक धरती पर मनुष्यों की परीक्षा का 
क्रम निश्चित है, उससे पूर्व उनका झगड़ा यहाँ निपटाया नहीं जाएगा । यद्यपि सामयिक 
रूप से प्रत्येक जाति का झगड़ा उसकी निर्धारित घड़ी के अन्दर तय किया गया । परन्तु 
उसके पश्चात एक और जाति और फिर एक और जाति संसार में आती चली गई और 
कुल मिला कर मनुष्य का झगड़ा अन्तिम निश्चित घड़ी के समय तय किया जाएगा । 

इसके पश्चात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह ताकीद की गई 
है कि इनकार करने वालों के मतभेदों और अवज्ञाओं पर किसी प्रकार असमंजस में पड़ने 
की आवश्यकता नहीं । जब अल्लाह निर्णय करेगा कि उनको इकट्ठा किया जाए तो अवश्य 
इकट्ठा कर देगा। इस एकत्रिकरण की एक महान भविष्यवाणी सूरः अल -जुमुअ: में भी है । 

इस सूर: की आयत सं. 24 का शीया व्याख्याकार विषयवस्तु की वर्णन शैली से हट 
कर एक क्रूरता पूर्ण अनुवाद करते हैं । उनके अनुसार मानो हज़रत मुहम्मद सल्ल. को यह 
कहने का आदेश दिया जा रहा है कि लोगो ! मैं तुम से कोई प्रतिफल नहीं माँगता । परन्तु 
मेरे निकट सम्बन्धियों को इसके बदले में प्रतिफल दो । इस आयत का कदापि यह अर्थ 
नहीं हो सकता । क्योंकि अपने सगे सम्बन्धियों के लिए प्रतिफल माँगना वास्तव में अपने 
लिए ही प्रतिफल माँगना होता है । इसका वास्तविक भावार्थ यह है कि मैं तो तुम से 
अपने लिए और अपने सगे सम्बन्धियों के लिए भी कोई प्रतिफल नहीं माँगता । जैसा कि 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे सगे सम्बन्धियों 
और आगे उनकी संतान को कभी दान न दिया जाए । परन्तु तुम अपने सगे-सम्बन्धियों 
की अनदेखा न करो, उनकी आवश्यकताओं पर व्यय करना तुम्हारा कर्तव्य है । 

यह जो विषयवस्तु छेड़ा गया था कि निर्धनों और अभावग्रस्तों पर व्यय करो, 
विशेषकर अपने सगे-सम्बन्धियों पर । इस पर प्रश्‍न उठता है कि अल्लाह तआला क्यों 
उन्हें सीधे-सीधे स्वयं ही प्रदान कर नहीं देता ? इसका उत्तर यह दिया गया है कि जीविका 
के विस्तृत अथवा संकुचित होने का विषय अन्य कारणों से सम्बन्ध रखता है । कई बार 
लोग जीविका में बढ़ोत्तरी के द्वारा परीक्षा में डाले जाते हैं और कई बार जीविका में तंगी के 
द्वारा परीक्षा में डाले जाते हैं । जो बढ़ोत्तरी के द्वारा परीक्षा में डाले जाते हैं उन्हीं का वर्णन 
पहले हुआ है कि वे जीविका में बढ़ोत्तरी होने पर भी दुर्बलों का, यहाँ तक कि सगे 
सम्बन्धियों का भी ध्यान नहीं रखते । इसके पश्चात आयत सं. 30 एक आश्चर्यजनक 
विषय को उजागर कर रही है जिसकी कल्पना भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के युग के किसी मनुष्य को नहीं हो सकती थी। उस युग में तो आकाशों को 
प्लास्टिक की परतों की भाँति सात परतों पर आधारित समझा जाता था जिसमें चन्द्रमा, 


! |) 


सितारे इस प्रकार जड़े हए हैं जिस प्रकार कपड़ों में मोती टाके जाते हैं | कौन कह सकता 
था कि धरती की भाँति वहाँ भी चलने फिरने वाली सृष्टि विद्यमान है । न केवल आकाशों 
में ऐसी सृष्टि की ठोस रूप से सूचना दी गई बल्कि एकत्रिकरण के अर्थ को यह कह कर 
आकाश तक पहुँचा दिया गया कि धरती पर बसने वाली सृष्टि और यह आकाश पर बसने 
वाली सृष्टि एक दिन अवश्य एकत्रित कर दी जाएगी । यह एकत्रिकरण भौतिक रूप से 
होगा अथवा संचार प्रणाली के माध्यम से होगा इसका ज्ञान तो अल्लाह ही को है । परन्तु 
आज वैज्ञानिक इस प्रयास में हैं कि किसी प्रकार आकाश पर बसने वाली सृष्टि के साथ 
उनका कोई संपर्क स्थापित हो जाए । मानो वे यह सोचने पर विवश हो गए हैं कि धरती के 
अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिण्डों पर भी चलने-फिरने वाली सृष्टि विद्यमान होगी । 

इसी सूरः में जिसका शीर्षक शूरा (अर्थात विचार-विमर्श) है एक और एकत्रिकरण 
का भी वर्णन कर दिया गया । अर्थात मुसलमानों का यह सिद्धान्त निरूपित कर दिया गया 
कि जब कभी महत्वपूर्ण विषयों से उनका सामना हो तो वे एकत्रित हो कर उन पर 
चिन्तन-मनन किया करें । 

इस सूर: में एक और छोटी सी आयत सं. 4 कुरआन की शिक्षा को पहले की 
समस्त शिक्षाओं पर श्रेष्ठ सिद्ध करती है । कहा जा रहा है कि यदि कोई मनुष्य किसी 
प्रकार के अत्याचार का शिकार हो तो उसी सीमा तक उसे प्रतिशोध लेने का अधिकार है 
जिस सीमा तक अत्याचार किया गया हो, न कि प्रतिशोध के आवेग में आकर स्वयं 
अत्याचारी बन जाए । परन्तु यह अत्योत्तम है कि ऐसी क्षमा से काम ले जिसके परिणाम 
स्वरूप सुधार हो । कई बार क्षमा के परिणामस्वरूप लोग और भी अधिक बुराई करने में 
निडर हो जाते हैं । अत: ऐसी क्षमा की अनुमति नहीं है बल्कि इस प्रकार की क्षमा करने 
का आदेश है जो परिस्थिति के सुधार का कारण बने । 

आयत सं. 52 में बहूइ की विभिन्न प्रकारों का वर्णन है । जो यह है कि मनुष्य से 
अल्लाह तआला केवल वहइ के माध्यम से ही वार्तालाप करता है । कई बार यह वहइ ओट 
के पीछे से होती है अर्थात बोलने वाला दिखाई नहीं देता । परन्तु मनुष्य का मन उसे स्पष्ट 
रूप से प्राप्त करता है । और कई बार एक फ़रिश्ते के रूप में अल्लाह का दूत उस के समक्ष 
उतरता है और वह जो वहइ उस पर करता है वह पूर्णरूप से वैसा ही है जिसका अल्लाह ने 
उसे आदेश दिया होता है । फिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि हमने भी इसी प्रकार तुझ पर वहइ उतारी और अपने आदेश 
से तुझे एक जीवनदायिनी वाणी प्रदान की । इस सूरः की अन्तिम आयतों में एक बार फिर 
इस विषय को दोहराया गया है कि धरती और आकाश और जो कुछ उनके बीच है, सब 
अल्लाह ही की मिल्कीयत है और अल्लाह ही की ओर समस्त विषय लौटाए जाने वाले हैं। 


सूरः 42, अश-शूरा |} पारः 25 
























iss ETRY & | 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


TERE STON 


SA A A A ज॥ 





ee LE Cy कट © C Eo 





हमीदुन्‌ मजीदुन्‌ : स्तुति योग्य, अति © 
गौरवशाली ।2। 

अलीमुन समीउन क़दीरुन : बहुत OE 
जानने वाला, बहुत सुनने वाला, 

सर्वशक्तिमान ।3। 


इसी प्रकार पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) RHO SEN EE 
परम विवेकशील अल्लाह तेरी ओर वहइ 5 ड 
करता है और उनकी ओर भी करता रहा OAS 2 NY AS 
है जो तुझ से पहले थे ।4। 
उसी का है जो आसमानों में है और जो 285 ; 3 [EVENS EIST 
धरती में है और वह बहुत ऊँचे पद वाला Ce म 
(और) महान है ।5। 
संभव है कि आकाश अपने ऊपर से फट 83 Pye SRE ose) [ee 
O20 
पड़े और फ़रिश्ते अपने रब्ब की स्तुति के SE 
साथ (उसका) गुणगान कर रहे हों । और $2 2०2४ ०००७४०२ १८5 
वे उनके लिए जो धरती में हैं, क्षमा माँग <[* 235 bom 5:50 5 
रहे हों । सावधान ! निःसन्देह अल्लाह 200 
ही बहुत क्षमा करने वाला (और) बार- ON Nl BG) 
बार दया करने वाला है ।6। 
और उन पर भी अल्लाह ही निरीक्षक है द| 3 3 3:3 {६5 ८% ih 
जिन्होंने उसके सिवा मित्र बना रखे हैं । 2०८57 ee 
जबकि तू उन पर दारोगा नहीं ।7। OS age - 5 





* संसार वासियों पर जब आकाश से बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ पड़ती हैं उस समय अल्लाह के पवित्र भक्तों 
के लिए आकाश के फ़रिश्ते भी क्षमायाचना करते हैं । फ़रिश्ते अपने आप में तो निर्दोष होते हैं । 
परन्तु अल्लाह के भक्तों के लिये क्षमायाचना करते हैं । 


सूरः 42, अश-शूरा 


और इसी प्रकार हमने तेरी ओर अरबी 
कुरआन वहइ किया ताकि तू बस्तियों 
की जननी (अर्थात मक्का) को और जो 
उसके चारों ओर हैं सतर्क करे । और तू 
ऐसे एकत्रिकरण के दिन से सतर्क करे 
जिसमें कोई संदेह नहीं । एक समूह स्वर्ग 
में होगा तो एक समूह धधकती हुई 
अग्नि में ।8। 

और यदि अल्लाह चाहता तो उन्हें एक 
ही समुदाय बना देता । परन्तु वह जिसे 
चाहता है अपनी दया में प्रविष्ट करता 
है। और जहाँ तक अत्याचारियों का 
सम्बन्ध है तो उनके लिए न कोई मित्र है 
और न कोई सहायक ।9। 

क्या उन्होंने उसके सिवा मित्र बना रखे 
हैं ? अत: अल्लाह ही है जो सर्वोत्तम 
मित्र है और वही है जो मुर्दो को 
जीवित करता है । और वह प्रत्येक 
वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।।0। (रुकू ->-) 

और जिस विषय में भी तुम मतभेद करो 
तो उसका निर्णय अल्लाह ही के हाथ में 
है । यह है अल्लाह, जो मेरा रब्ब है । 
उसी पर मैं भरोसा करता हूँ और उसी 
की ओर मैं झुकता हूँ ।।]। 

वह आकाशों और धरती को 
अनस्तित्व से अस्तित्व में लाने वाला 
है । उसने तुम्हारे लिए तुम्हीं में से 
जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े 
(बनाए) । वह उसमें तुम्हारी बढ़ोत्तरी 
करता है । उस जैसा कोई नहीं । वह 


|| पार; 25 
CRAHCOUISET CSNY 
SC ER कक है: हक w nS 
Shi 9 sl 
GES ASEAN 

ONG 25 


| ८ ट ही, {Ze 25 2 5 Le 4 T 
408 Os E33 
6983 59० HGH 


Cg, 0 , टू 
६ ०४३55५४ 
ILLS Feel 27६ 


न 5 
) 


Fle NSO) 

Ol) 
FN OE SE 
PY ३५५३३ aS 


सूरः 42, अश-शूरा 


बहुत सुनने वाला (और) गहन दृष्टि 
रखने वाला है ॥2।7 

आकाशों और धरती की कुंजियाँ उसी के 
अधीन हैं । वह जीविका को जिसके लिए 
चाहे वृद्धि करता है और घटा भी देता 
है। निःसन्देह वह प्रत्येक विषय का 
भली-भाँति ज्ञान रखने वाला है ।3। 
उसने तुम्हारे लिए धर्म में से वही आदेश 
दिये हैं जिनका उसने नूह को भी 
ताकीद के साथ आदेश दिया था, और 
जो हमने तेरी ओर वहइ किया है और 
जिसका हमने इब्राहीम और मूसा और 
ईसा को भी ताकीदी आदेश दिया था, 
वह यही था कि तुम धर्म को दृढ़ता 
पूर्वक स्थापित करो और इस विषय में 
कोई मतभेद न करो । मुश्रिकों पर वह 
बात बहुत भारी है जिसकी ओर तू उन्हें 
बुलाता है । अल्लाह जिसे चाहता है 
अपेन लिए चुन लेता है और अपनी ओर 
उसे हिदायत देता है जो (उसकी ओर) 
झुकता है ।।4। 

और जबकि उनके पास ज्ञान आ चुका 
था उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह 
करते हुए मतभेद किया । और यदि तेरे 


{| पारः 25 


(9 ON) | Ee 29 Ls 


~ 


Brannon Ee FN 
i) HE GARE 

Ole sf 
G54 296d) SE 


BUSS GSEs 
sds Psa) 

UES sl SSNs 
SG Gi 


El) FCN sag 
OL OP 


pes Miss 
र Pr 7 b 5x27 Rie UE Ti 
2 & da Yas re) 2 | 





४ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में लोगों को पशुओं के जोड़ा-जोड़ा होने का तो 
ज्ञान था और वृक्षों में से कुछ के जोड़ा-जोड़ा होने का भी ज्ञान था । परन्तु यह ज्ञान नहीं था कि हर 
चीज़ को अल्लाह तआला ने जोड़ा-जोड़ा उत्पन्न किया है । इस युग में तो यह प्रमाणित हो चुका है 
कि पदार्थ का प्रत्येक कण तक जोड़ा-जोड़ा है । दूसरे, इस आयत में मनुष्य को उगाने का वर्णन है, 
जिससे प्रतीत होता है कि जीवन का आरम्भ वनस्पति से हुआ था और यह बिल्कुल ठीक है । यहाँ 
अरबी शब्द ज़रअ (बढ़ोत्तरी करना) प्रयोग किया गया है । दूसरी आयतों में यह विषय अधिक 
विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है । उदाहरणत: हम ने तुम्हें धरती से वनस्पति की भाँति उगाया। 
(सूरः नूह : ।8) अर्थात मनुष्य की अभिवृद्धि वनस्पति की भाँति हुई है । 


सूरः 42, अश-शूरा 


रब्ब का यह आदेश निश्चित अवधि तक 
के लिए जारी न हो चुका होता तो 
अवश्य उनके बीच निर्णय कर दिया जा 
चुका होता । और निःसन्देह वे लोग 
जिन्हें उनके पश्चात पुस्तक का 
उत्तराधिकारी बनाया गया, उसके बारे 
में एक बेचैन कर देने वाली शंका में पड़े 
हुए हैं ।5। 

अतः इसी आधार पर चाहिए कि तू 
उन्हें (अल्लाह की ओर) बुलाए । और 
दृढ़ता पूर्वक अपने सिद्धान्त पर डट जा 
जैसे तुझे आदेश दिया जाता है और 
उनकी इच्छाओं का अनुसरण न कर । 
और कह दे कि मैं उस पर ईमान ला 
चुका हूँ जो पुस्तक ही की बातों में से 
अल्लाह ने उतारा है । और मुझे 
आदेश दिया गया है कि मैं तुम्हारे 
बीच न्यायपूर्ण (व्यवहार) करूँ । 
अल्लाह ही हमारा रब्ब और तुम्हारा 
भी रब्ब है । हमारे लिए हमारे कर्म 
और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म हैं । 
हमारे और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा 
(काम) नहीं (आ सकता) । अल्लाह 
हमें इकट्ठा करेगा और उसी की ओर 
लौट कर जाना है ।॥6। 

और वे लोग जो अल्लाह के बारे में इसके 
बाद भी झगड़ते हैं कि उसे स्वीकार कर 
लिया गया है । उनका तर्क उनके रब्ब 
के समक्ष झूठा है । और उन पर ही 
प्रकोप होगा और उनके लिए कठोर 
अज़ाब (निश्चित) है ।7। 


पारः 25 
(G25) #६ % Dr > i Tt CD w ५ > 
dl ५०७०१ (९ | 2) < ET 


27 Ui” RN A EU ~ 2 ‘iz 
2७४ 250 3 ORNS 
न र्र (a ~ 2 जी] ५ ~ 5 7 > 
~ a> | बे SESS a ५ ad | & 

प्र ४३ i 5 + ks ७. >> aD ~ 


(3 Fo ६ 
कक ला 


सूरः 42, अश-शूरा 


अल्लाह वह है जिसने सत्य के साथ 
पुस्तक और तुला को उतारा । और तुझे 
क्या मालूम कि सम्भवतः वह घड़ी 
निट॒क हो ।8। 


उसके शीघ्र प्रकट होने की मांग वही 
करते हैं जो उस पर ईमान नहीं लाते । 
और वे लोग जो ईमान लाए उससे डरते 
हैं और जानते हैं कि वह सत्य है । 
सावधान ! निःसन्देह वे जो निश्चित 
घड़ी के विषय में झगड़ते हैं परले दर्जे की 
पथभ्रष्टता में पड़े हैं ।।9| 

अल्लाह अपने भक्तों के साथ नम्रता पूर्ण 
व्यवहार करने वाला है । वह जिसे 
चाहता है जीविका प्रदान करता है । 
और वही बहुत शक्तिशाली (और) पूर्ण 
प्रभुत्व वाला है ।20। (रुकू -#-) 

जो परलोक की खेती पसन्द करता है, 
हम उसके लिए उस की खेती में बढ़ोत्तरी 
कर देते हैं । और जो संसार की खेती 
चाहता है हम उसी में से उसे इस प्रकार 
देते हैं कि परलोक में उसके लिए कोई 
भाग नहीं होगा ।2। 

क्या उनके समर्थक ऐसे उपास्य हैं जिन्होंने 
उनके लिए ऐसे धार्मिक आदेश जारी किए 
जिनका अल्लाह ने कोई आदेश नहीं दिया 
था ? और यदि निर्णय की विधि का 
आदेश मौजूद न होता तो उनके बीच 
मामला तुरन्त निपटा दिया जाता । और 
निःसन्देह अत्याचारियों के लिए 
पीड़ाजनक अज़ाब (निश्चित) है ।22। 


! |] 


पारः 25 
SN SNS Er 
42000 087 SG 3 Oo 

Oi 
Geass 
Os GBH 
GOH 

\ 2 Sas 
~ oS 2220.) 
ECE bee] 
र्‌ OG 5 


EEE 289 07 
NSS seg Coa) 


~ 


Vl) 


| 


सूरः 42, अश-शूरा 


तू अत्याचारियों को उस कमाई के 
परिणाम स्वरूप डरता हुआ देखेगा जो 
उन्होंने कमाया । हालाँकि वह तो उनके 
साथ होकर रहने वाला है । और जो 
लोग ईमान लाए और नेक कर्म किए वे 
स्वर्गो के बागों में होंगे । उन्हें उनके रब्ब 
के समक्ष वह (कुछ) मिलेगा जो वे 
चाहा करते थे । यही है वह जो महान 
कृपा है ।23। 

यह वही है जिसका अल्लाह अपने उन 
भक्तों को शुभ-समाचार देता रहा है, 
जो ईमान लाए और नेक कर्म किए । तू 
कह दे, मैं इस पर तुमसे कोई प्रतिफल 
नहीँ माँगता, हाँ तुम परस्पर निकट 
सम्बन्धियों की भाँति प्रेम उत्पन्न करो । 
और जो किसी (विलुप्त) नेकी को 
उजागर करता है, हम उसमें उसके लिए 
और अधिक सुन्दरता उत्पन्न कर देंगे । 
निःसन्देह अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बहुत ही कृतज्ञता स्वीकार 
करने वाला है ।24। 

क्या वे कहते हैं कि उसने अल्लाह पर 
झूठ घड़ लिया है ? अतः यदि अल्लाह 
चाहता तो तेरे दिल पर मुहर लगा 
देता। और मिथ्या को अल्लाह मिटा 
दिया करता है । और सत्य को अपने 
वाक्यों से सिद्ध कर देता है । नि:सन्देह 
वह सीनों की बातों को ख़ूब जानने 
वाला है ।25। 

और वही है जो अपने भक्तों की ओर से 
प्रायश्चित स्वीकार करता है और 


| 


पारः 25 


LF ६५ Gish Goi 955 


Gog) Cod o23 3 | 


50 Bs “5 ५१55: 632 
CES] 
alas 3552 53॥ ७05 


see So 223.307,55 
577 b 2) AC 5592 § aT 
E53 BBG BYE 
zh ५ + [ee (६७ Ee 2 4 ००५० 
EU ७७७३० 3५34० 9 /5 


Os) si 


Ca 3८5 sl 6४६ 
& vz <$ Us 2३ 72% JE 


सूरः 42, अश-शूरा 


बुराइयों को क्षमा करता है । और (उसे) 
जानता है जो तुम करते हो ।26। 


और वह उनकी दुआएँ स्वीकार करता है 
जो ईमान लाए और नेक कर्म किए । 
और अपनी कृपा से उन्हें बढ़ा देता है । 
जबकि काफ़िरों के लिए तो अत्यन्त 
कठोर अज़ाब (निश्चित) है ।27। 

और यदि अल्लाह अपने भक्तों के लिए 
जीविका को विस्तृत कर देता तो वे 
धरती में अवश्य विद्रोह पूर्ण व्यवहार 
करते । परन्तु वह एक अनुमान के 
अनुसार जो चाहता है उतारता है । 
निःसन्देह वह अपने भक्तों के बारे में 
सदा अवगत (और उन पर) गहन दृष्टि 
रखने वाला है ।28।" 

और वही है जो वर्षा को उनके निराश हो 
जाने के पश्चात उतारता है । और अपनी 
दया को फैला देता है । और वही है जो 
कार्यसाधक (और) स्तुति योग्य है ।29। 
और आकाशों और धरती की उत्पत्ति 
और जो उसने उन दोनों के बीच चलने 
फिरने वाले प्राणी फैला दिए हैं, (ये) 
उसके चिह्लों में से हैं । और वह जब 
चाहेगा उन्हें इकट्ठा करने पर पूरा समर्थ 
है ।30। (रुकू --) 


९ 


IE पारः 25 


G 3s DS LE ls 
7 ५ हि 


@) % Hes | ~ ३% 

eens | sale 0 
NR DEFOE) 
OLDE ०.४) GES) 9 
iS ०2८४ C3 


bY 


ail 353 
HE 580 


०४ (७-५ 2) ४।३ 
CESS CCT) 


ल 


Cy ad 92 53॥ ४; 


DTT RT | 92.8 ST 
® 4.००] 


Gs UPI Y 9D 3 os (५2022 
5 Sse 


r Eg, 
९० ४27४ 


er 


Es | > | SER 





* यदि अल्लाह चाहता तो जीविका में बढ़ोत्तरी पैदा कर देता और कोई निर्धन नहीं रहता । परन्तु 
जीविका का विभाजन कर के कुछ को अधिक और कुछ को कम प्रदान कर दिया । ये दोनों ही स्थितियाँ 
उनके लिए परीक्षा का कारण हैं । कुछ भक्त जीविका की अधिकता के कारण भटक जाते हैं और कुछ 
दरिद्रता के कारण । जैसा कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कादल फक्रु 
ऐं यकू न कुफ़न्‌ अर्थात संभव है कि दरिद्रता कुफ़् तक पहुँचा दे । अतः इसमें साम्यवादी व्यवस्था की 
ओर भी संकेत मिलता है कि दरिद्रता अन्तत: अल्लाह तआला के इनकार का कारण बनेगी । 


सूरः 42, अश-शूरा 


और तुम्हें जो विपत्ति पहुँचती है तो वह 
तुम्हारे अपने हाथों की कमाई के कारण 
से है । जबकि वह (अल्लाह) बहुत सी 
बातों को क्षमा करता है ।3। 

और तुम (अल्लाह को) धरती में 
असमर्थ करने वाले नहीं बन सकते । 
और अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हारा कोई 
संरक्षक और सहायक नहीं ।32। 

और उसके चिल्लो में से समुद्र में 
चलने वाली पर्वतों जैसी (ऊँची) 
नौकाएँ हैं ।33। 

यदि वह चाहे तो हवा को स्थिर कर दे । 
फिर वे उस (समुद्र) के तल पर खड़ी की 
खड़ी रह जाएँ । नि:सन्देह इस बात में 
प्रत्येक धैर्यवान और बहुत कृतज्ञता 
अपनाने वाले के लिए चिह्न हैं ।34।* 
अथवा उन (नौकाओं) को उन के 
(सवारों) की कमाई के कारण जो वे 
करते रहे, विनष्ट कर दे । और बहुत सी 
बातों को वह क्षमा करता है ।35। 

और ताकि वे लोग जान लें जो हमारी 
आयतों के बारे में झगड़ते हैं (कि) 
उनके लिए भागने का कोई स्थान 
नहीं ।36। 

अतः जो भी तुम्हें दिया गया है वह 
सांसारिक जीवन का अस्थायी सामान है। 
और जो अल्लाह के पास है वह अच्छा 


{| पारः 25 


४56 ss LEVY) 6 (45 > ००५० | 
हा SR 


ASAT 


Gs U2) YB ne oS) bs 


© SY INO 3328 2) 
गन |! हि (प E se नी ES 
OPTS AG Jp 


455 SE POSSE) 


SSIES) ५ ४] 
a SS i ४2५ 
SATE BS ८93) » «2 
Oat 


SEE Hgts 
AZ 


CARLES HSN Es GY 


१ आयत सं. 33-34 : यहाँ अल्लाह तआला के चिह्र में से ऐसे बड़े-बड़े समुद्री जहाज़ों का उल्लेख है 
जो पर्वतों के समान ऊँचे होंगे । स्पष्ट है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में 
तो साधारण पाल वाली नौकाएँ चला करती थीं । इस लिए अवश्य यह आगे के लिए भविष्यवाणी थी 


जो आज के युग में पूरी हो चुकी है । 


सूरः 42, अश-शूरा 


और उन लोगों के लिए सब से अधिक 
बाकी रहने वाला है जो ईमान लाए और 
अपने रब्ब पर भरोसा करते हैं ।37। 

और जो बड़े पापों और अश्लीलता की 
बातों से बचते हैं और जब वे क्रोधित हों 
तो क्षमा करते हैं ।38। 


और जो अपने रब्ब के आदेश को 
करते हैं । और नमाज़ को क्रायम 
करते हैं और उनका मामला परस्पर 
विचार-विमर्श से तय होता है । और 
(वे) उसमें से जो हमने उन्हें प्रदान 
किया, खर्च करते हैं ।39। 

और वे, जिन पर जब अत्याचार होता है 
तो वे प्रतिशोध लेते हैं ।40। 

और बुराई का बदला, की जाने वाली 
बुराई के समान होता है । अतः जो 
कोई क्षमा करे, इस शर्त के साथ कि 
वह सुधार करने वाला हो तो उसका 
प्रतिफल अल्लाह पर है । निःसन्देह 
वह अत्याचारियों को पसन्द नहीं 
करता ।4| 

और जो कोई अपने ऊपर अत्याचार 
होने के पश्चात प्रतिशोध लेता है तो 
यही वे लोग हैं जिन पर कोई आरोप 
नहीं ।42। 

आरोप तो केवल उन पर है जो लोगों पर 
अत्याचार करते हैं और अनुचित ढंग से 
धरती में उदइण्डता पूर्वक काम लेते हैं । 
यही वे लोग हैं जिनके लिए पीड़ादायक 
अज़ाब (निश्चित) है ।43। 


OOF AHS 


पारः 25 


€ ८ 


७5:68; 5-65 55% 


NI Ds NS 
3b pst Gils r= 5 


ट 42+” 
OO 92x 


PUSS SERIE 


०१? 9» ४६9०८ 


AAR? 


HS] DE ~~ 0 


I ls) oy 


२५ ०2) ~ 
(१) ०0%००२ ७3 ) ) की 9 


FE 


Rs Fz 


leet (८४३०८ Ae त Pe 
Cr es ee Ks है > 9 


है ० 


Yl MEFs 
Ook iy 


Ais oS 35 Ll (oe 


Ce 5 ५9 le 52॥ ४ ८ 
NOs RS ON] 
b 


A 2७ LOY SG OS 
© FE TF IRz Fe x ड FW ञँ 
6 ५.5! 


सूरः 42, अश-शूरा 


और जो धैर्य धरे और क्षमा कर दे तो 
निःसन्देह यह साहस पूर्ण बातों में से 
है ।44। (रुकू -&) 

और जिसे अल्लाह पथभ्रष्ट ठहरा दे तो 
उसके लिए इसके बाद कोई सहायक 
नहीं । और तू अत्याचारियों को देखेगा 
कि जब वे अज़ाब का सामना करेंगे तो 
कहेंगे कि क्या (इसके) टाले जाने का 
कोई रास्ता है ? ।45। 

और तू उन्हें देखेगा कि वे उस (अज़ाब) 
के सामने अपमान के कारण अत्यन्त 
दयनीय अवस्था में पेश किये जाएँगे । वे 
नीची नज़रों से (उसे) देख रहे होंगे । और 
वे लोग जो ईमान लाए, कहेंगे कि 
निःसन्देह घाटा पाने वाले तो वही हैं 
जिन्होंने अपने आपको और अपने परिवार 
को क़यामत के दिन घाटे में डाला । 
सावधान ! निःसन्देह अत्याचार करने 
वाले एक स्थायी अज़ाब में पड़े होंगे ।46। 
और उनके कोई मित्र नहीं होंगे जो 
अल्लाह के सिवा उनकी सहायता 
करें। और जिसे अल्लाह पथभ्रष्ट 
ठहरा दे तो उसके लिए कोई रास्ता 
नहीं रहेगा ।47। 

अपने रब्ब के आदेश को स्वीकार करो । 
इससे पूर्व कि वह दिन आ जाए जिसका 
टलना अल्लाह की ओर से किसी भी 
प्रकार सम्भव न होगा । तुम्हारे लिए 
उस दिन कोई शरण नहीं है । और 
तुम्हारे लिए इनकार का कोई स्थान नहीं 
होगा ।48। 


{$ 


पारः 25 


ESB Hes sts 
4 


दु ©) 32 3४] 
SHEN CECT )% ४5 
DISCS ५-०9 ५२०७४ 

७-४३ sds Og 
Biss Ee OD 53 
प्री 9-9० 2 55:2० 2-५) 
SGA 53 
2 2 +&5 4 ०७.59 2.+ 


(4५.40, 2८ ५0 ८,2४६ ४४ 
७ 2563 :६/५53.5% 


सूरः 42, अश-शूरा 


अतः यदि वे मुँह फेर लें तो हमने तुझे 
उनपर निरीक्षक बना कर नहीं भेजा । 
संदेश पहुँचाने के अतिरिक्त तेरा और 
कोई कर्त्तव्य नहीं । और नि:सन्देह जब 
हम अपनी ओर से मनुष्य को कोई दया 
चखाते हैं तो वह इससे प्रसन्न हो जाता 
है । और यदि उन्हें स्वयं अपने हाथों की 
भेजी हुई (कमाई के कारण) कोई बुराई 
पहुँचती है तो निःसन्देह मनुष्य बड़ा ही 
कृतघ्न सिद्ध होता है ।49। 

आकाशों और धरती का साम्राज्य 
अल्लाह ही का है । वह जो चाहता है 
पैदा करता है । जिसे चाहता है लड़कियाँ 
प्रदान करता है और जिसे चाहता है 
लड़के प्रदान करता है ।50। 

या कभी उन्हें परस्पर मिला-जुला देता 
है । कुछ नर और कुछ मादा । इसी 
प्रकार जिसे चाहे उसे बांझ बना देता 
है। निःसन्देह वह स्थायी ज्ञान रखने 
वाला (और) स्थायी सामर्थ्य रखने 
वाला है ।5।। 

और किसी मनुष्य के लिए यह संभव 
नहीं कि अल्लाह उससे वार्तालाप करे 
परन्तु वहइ के माध्यम से । अथवा पर्दे के 
पीछे से अथवा कोई संदेशवाहक भेजे जो 
उसके आदेश से उसको इच्छानुसार वहइ 
करे । निःसन्देह वह बहुत ऊँची शान 
वाला (और) परम विवेकशील है ।52। 
और इसी प्रकार हमने तेरी ओर अपने 
आदेश से एक जीवनदायिनी वाणी वहइ 
किया । तू जानता न था कि पुस्तक क्या 


!}} पारः 25 


sgl 57 RC GI |i हे AME 5472T 2 (७ 
5 $ 5&5 § EE + Usa 
His EYE Us 
BF GE EEOC 
g (७ > 5.2 द Dir र् ~ 5345 हक 
०४ sgl as Lai 


OF HSOY 


x ~~ & ६ EE ye) ~t 2 20 TE 

SUE FE 
५ ~ Fs >2< rad Le ~ 
@ i XS Lt 
७22 | SC 


ESRI SIAL ७५ 


५३-०४ 3p lees 
~ fs ~~ 


दि ~ Ll x Us ८ हाई £ Dir 
324०) GSEs 
OS 


ag 22 EI (६2: न्न्् व h ~ 
(5 >~ 9) Si क | > 9 | < Ss 
fz र 2 Pie CI >> L । Pd 
Ys ४55] & GC) & 2 > | 


सूरः 42, अश-शूरा |; पारः 25 


है और ईमान क्या है परन्तु हम ही ने उसे « ५.६5) 55422 £9562 9 
नूर बनाया जिस के द्वारा हम अपने LEE SECS: 5 
भक्तों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते २-5/१ ५2०2027 02 


हैं । और निःसन्देह तू सन्मार्ग की ओर shes) 
चलाता है ।53। 


उस अल्लाह के मार्ग की ओर जिसका (५६.5, $ (८% ८44 | 52 

वहसब कुछ है जो आकाशों में है औआ  , , , ८... ८5 . 

जो धरती में है । सावधान ! अल्लाह ही 2% 4502) 2 \_ £33 63 

की ओर सब मामले लौटते हैं ।54। ह ७5४0 
(रुकू -ह) ` 


EE 
43- सूरः अज़-जुख्रुफ़ 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 90 आयतें हैं । 

इस सूरः के आरम्भ ही में अरबी शब्द उम्म (अर्थात जननी, मूल) का बार-बार 
उल्लेख किया गया है । पिछली सूरः में उम्मुल-कुरा अर्थात बस्तियों की जननी का 
वर्णन था कि मक्का सब बस्तियों की जननी है और इस सूर: में उम्मुल-किताब अर्थात 
सूरः अल-फातिहः का वर्णन है जो इस परम पवित्र वाणी की जननी (मूल) का स्थान 
रखती है । अर्थात सारे कुरआन के विषयवस्तु इसमें इस प्रकार समेट दिए गए हैं जैसे माँ 
के गर्भ में इस बात की व्यवस्था होती है कि मनुष्य को जन्म से पूर्व उन समस्त गुणों से 
सुसज्जित कर दिया जाए जो उसके लिए निश्चित हैं । 

फिर कहा गया कि जब तुम समुद्री पथ से अथवा धरती के पथ से यात्रा करते हो, 
तो याद कर लिया करो कि अल्लाह ही है जिसने समुद्र में चलने वाली नौकाओं को 
अथवा धरती में चलने वाले पशुओं को, जिन पर तुम सवारी करते हो, तुम्हारे लिए 
सेवाधीन कर दिया है । और तुम में से बहत से ऐसे होंगे जो दुर्घटनाओं का शिकार हो 
कर उन गंतव्य स्थल को नहीं पा सकेंगे जिनके लिए वे रवाना हुए थे । परन्तु याद रखना 
कि अन्तिम गंतव्य स्थल वही है जिस में तुम अल्लाह के समक्ष उपस्थित होने वाले हो । 

इस सूरः की प्रारम्भिक आयतें तो अहले-किताब का वर्णन करती हैं और बाद में 
आने वाली आयतें मुश्रिकों का । अतएव उसके पश्चात वे नबी जो विशेषकर मुश्रिक 
जातियों की ओर भेजे गये थे, उनका और उनके इनकार के परिणामों का वर्णन है जो 
इनकार करने वालों को भुगतने पड़े । 

अल्लाह तआला इससे पूर्व समस्त मानवजाति को एक हाथ पर एकत्रित करने का 
वर्णन कर रहा है । और कहता है कि यदि हमने ऐसा करना होता तो संसार के मोह में 
पड़े हुए इन लोगों को एकत्रित करने का केवल एक उपाय यह हो सकता था कि उनके 
घरों को सोने चाँदी और दूसरी नेमतों से भर देते । परन्तु यह तो केवल एक ऐसी भौतिक 
सुख-सुविधा का साधन होता जिसकी कोई भी वास्तविकता नहीं है । और केवल संसार 
की कुछ दिनों की अस्थायी धन-सम्पत्ति उनको मिलती । परन्तु परलोक तो केवल 
मुत्तक्रियों ही को प्राप्त हुआ करता है । 

इस स्थान पर हिदायत पर लोगों के एकत्रित न होने का एक कारण यह भी वर्णन 
किया गया कि उनके साथी नास्तिक होते हैं । और उनके प्रभाव से वे भी नास्तिकता का 
शिकार हो जाते हैं । परन्तु क़यामत के दिन उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिसके बुरे साथी ने 
उस पर दुष्प्रभाव डाला हो, अपने उस बुरे साथी को सम्बोधित करते हुए इस खेद को 


{5 


प्रकट करेगा कि काश ! मेरे और तुम्हारे बीच पूर्व और पश्चिम के समान दूरी होती तो मैं 
इस बुरे अन्त को न पहुँचता । 

इस सूरः में एक और बहुत महत्वपूर्ण आयत हज़रत मसीह अलै. के उतरने की 
प्रक्रिया पर से पर्दा उठा रही है, जिसमें वर्णन किया गया है कि हज़रत मसीह तो एक 
उदाहरण स्वरूप थे । मुश्रिकों के सामने जब हज़रत मसीह अलै. का वर्णन किया जाता 
था तो वे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सम्बोधित होकर यह कहते थे 
कि यदि गैरुल्लाह (अल्लाह के सिवा किसी अन्य) को ही उपास्य के रूप में स्वीकार 
करना है तो दूसरी जाति के गैरुल्लाह को स्वीकार करने के बदले अपनी जाति के ही 
गैरुल्लाह को क्यों स्वीकार नहीं कर लेते । वे इस बात को नहीं समझते थे कि मसीह 
अल्लाह नहीं थे बल्कि वह अल्लाह के एक पुरस्कृत भक्त थे । और उनके लिए केवल एक 
उदाहरण स्वरूप थे, जिनसे बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी । 

फिर इसी सूरः में यह भविष्यवाणी कर दी गई है कि भविष्य में भी उदाहरण के 
रूप में मसीह उतरेगा जो इस बात का चिह्न होगा कि महान क्रान्ति की घड़ी आ गई है । 

इस सूरः में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उस महानता का 
वर्णन कर दिया गया है कि आप सल्ल. अल्लाह तआला की सबसे बढ़ कर उपासना करने 
वाले हैं । यदि वास्तव में अल्लाह तआला का कोई पुत्र होता तो आप सल्ल. कदापि 
उसकी उपासना करने से विमुख न होते । अतः आप सल्ल. का अल्लाह तआला के किसी 
काल्पनिक पुत्र की उपासना से इनकार करना स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है कि 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस पूर्ण विश्वास पर अटल थे कि अल्लाह 
तआला का कोई पुत्र नहीं है । 

चरर 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ |] पारः 25 





० 





शि क “6 








अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा Ose ROS FE 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 5 FF 
बार-बार दया करने वाला है ।!। | 
हमीदुन मजीदुन : स्तुति योग्य, अति (3 
गौरवशाली ।2। 800 ह 

खोल कर वर्णन करने वाली पुस्तक की ££ Oo Sis 
क़सम ।3। हे gO 
निःसन्देह हमने इसे सरल और शुद्ध अर (६, 7८ ६५,४ 47८८ ७ 
भाषा सम्पन्न कुरआन बनाया ताकि तुम E & ५25४ 
समझो ।4। हु 
और निःसन्देह यह (कुरआन) मूल | 50 इन A REE CE 
पुस्तक में है (और) हमारे निकट अवश्य हु ५ se a 
बहुत ऊँची शान वाला (और) तत्त्वज्ञान २ 
पूर्ण है ।5। 

क्या हम तुम्हें उपदेश देने से केवल इस ८4,८ है MEE is 
लिए रुक जाएँगे कि तुम सीमा से बढ़े 60609 i ट 
हुए लोग हो ? ।6। Ns 

और कितने ही नबी हमने पहले लोगों में OO 3 Ce Gi 
भेजे थे ।7। Se 

और जो भी नबी उनके पास आता | Mile Ne pp a 
था, उसके साथ वे उपहास किया 8 Ot ES 
करते थे ।8। oS 
अतः र उनसे भी अधिक पकड़ का Us 20300 Cs 
रखने वालों को नष्ट कर दिया । OFS 
और पहलों का उदाहरण बीत चुका SOHN 
है ।9। 


और तू यदि उनसे पूछे कि कौन है - FE i RR 20 
जिसने आकाशों और धरती को पैदा Se CR 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ 


किया ? तो वे अवश्य कहेंगे कि उन्हें 
पूर्ण प्रभुत्त वाले (और) सर्वज्ञ 
(अल्लाह) ने पैदा किया है ।0। 

जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना 
बनाया और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते 
बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ ।।]। 
और वह जिसने अनुमान के अनुसार 
आकाश से जल उतारा । फिर उससे 
हमने एक मृत धरती को जीवित कर 
दिया । उसी प्रकार तुम निकाले 
जाओगे ॥2। 

और वह जिसने प्रत्येक प्रकार के जोड़े 
बनाए और तुम्हारे लिए नाना प्रकार की 
नौकाएँ और चौपाये बनाए जिन पर तुम 
सवारी करते हो ।3। 

ताकि तुम उनकी पीठों पर जम कर बैठ 
सको । फिर जब तुम उन पर भली- 
भाँति बैठ जाओ तो अपने रब्ब की नेमत 
का बखान करो और कहो, पवित्र है वह 
जिसने इसे हमारे लिए सेवाधीन किया 
अन्यथा हम इसे अधीन करने का सामर्थ्य 
नहीं रखते थे ।4। 

और निःसन्देह हम अपने रब्ब की ओर 
लौट कर जाने वाले हैं ।।5। 

और उन्होंने उसके भक्तों में से कुछ 
को उसका अंश घोषित कर दिया । 
निःसन्देह मनुष्य खुला-खुला कृतघ्न 
है ।।6। (रुकू न) 

क्या वह जो पैदा करता है उसमें से उसने 
बस पुत्रियाँ ही अपना लीं हैं और तुम्हें 
पुत्रों के लिए चुन लिया ? ।7। 


))॥ पार; 25 
Ga 

volo vl 
CEE SO NAS 
BECCA SU sis 
IS ७४६४5 C6 
OOS 


045४६ 5238५ 52५ 


OOS FH LSA 


472, gt 4% i ke [eis Ed 
AE PR red 


9} 459 ~ १-3 | | > | 
हु bs ls ss ३० Cs CP 


(८४० ya) 
Cols ४5०! 5५ 


5 IE ०2५5 FS 


OCs) 25S OLY 


b 


~ ~ ० 


455 455 9 ~ IEF os S| /| 


सूर : 43 9 अज़ -जुखरुफ 


और जब उनमें से किसी को इस का 
शुभ-समाचार दिया जाता है जिसे वह 
रहमान के सम्बन्ध में एक श्रेष्ठ उदाहरण 
स्वरूप प्रस्तुत करता है तो उसका मुँह 
काला पड़ जाता है जबकि वह गहरे 
शोक को सहन करने का प्रयास कर रहा 
होता है ।8। 

और क्या वह जो आभूषणों में पाली 
जाती हो और वह झगड़े के समय 
स्पष्ट बात (तक) न कर सके (तुम 
उसे अल्लाह के भाग में डालते 
हो?) ।।9। 

और उन्होंने फ़रिश्तों को जो रहमान के 
भक्त हैं स्त्रियाँ (अर्थात्‌ मूर्तियाँ) बना 
रखा है । क्या वे उनकी उत्पत्ति पर 
गवाह हैं ? निःसन्देह उनकी गवाही 
लिखी जाएगी और वे पूछे जाएँगे ।20। 
और वे कहते हैं यदि रहमान चाहता 
तो हम उनकी पूजा न करते । उन्हें 
इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं, वे 
तो केवल अटकल-पच्चू से काम लेते 
हैं ।2]| 

क्या हमने इससे पहले उन्हें कोई पुस्तक 
दी थी जिससे वे दृढ़ता पूर्वक चिमटे हुए 
हैं ? ।22| 

बल्कि वे तो कहते हैं कि हमने अपने 
पूर्वजों को एक मत पर पाया और हम 
निःसन्देह उन्हीं के पदचिह्लों पर (चल 
कर ) हिदायत पाने वाले हैं ।23। 

और इसी प्रकार हमने तुझसे पहले जब 
भी किसी बस्ती में कोई सतर्ककारी 


Eh पारः 25 


CAN DoS 2B hls 
७५०५9 3a ASP 


5 3 2222४ | 3 | sy DE | 
OYA IEf ४ 


= 


>> CRY Aa 
5482 dg EO 4:५० 
OOF ssi 
beeen 
idl sein 
6653 


WES alt 


© Oe हि 5% 22 
Glasses Gigs 7७ 
OOF gs 23 Pik 


3 


i! <8: [EE ~ AH Sl LI 
> Ui 3) b “0०0५० 


हज 


हु 


सूरः 43, अज़-जुख़रुफ़ || 


4 
fu | 
ज 
(गा 


भेजा तो उसके संपन्न लोगों ने कहा ७८८७६ 5 AES 
कि निःसन्देह हमने अपने पूर्वजों को , 6} oe हि | 
एक विशेष मत पर पाया । और -+3>/ ५४४४) 3 2.« 2-८ ६ ९। 
निःसन्देह हम उन्हीं के पदचिह्नों पर O03 4554 
चलने वाले हैं ।24। 

उसने कहा, क्या तब भी कि मैं उससे $८ esis FE RE 
बेहतर चीज़ ले आऊँ जिस पर तुमने 38 2 आल 2०८2 
अपने पूर्वजों को पाया ? उन्होंने -+--25| ७८) 9) £ 


कहा, निःसन्देह हम उन बातों का OFS 
इनकार करते हैं जिनके साथ तुम भेजे 
गए हो ।25। 


तब हमने उनसे प्रतिशोध लिया । अतः (६१ <= ‰ ८; 7 4 C25 
देख कि झुठलाने वालों का क्या परिणाम f ; 
निकला ? ।26। (रुकू हु) EE 
और (याद करो) जब इब्राहीम ने अपने >. US sod Ys GSS 


पिता से और अपनी जातिसेकहाकि _ ' "` आई 
निःसन्देह मैं उससे बहुत विरक्त हूँ. OOF Ss 
जिसकी तुम उपासना करते हो ।27। 

परन्तु वह जिसने मुझे पैदा किया, अतः Se BEG ८४६ ५.॥४॥ 


वही है जो मुझे अवश्य हिदायत देगा ।28। 


उसने उसके Eo ७७ हि Sr GALE rl Ces ~ 
और उसने इस को उसके बाद pas al nk de 
आने वाली पीढ़ियों में एक बाकी रहने 


Da 
वाला वृहद्‌ चिह्न बना दिया ताकि वे 7) 
लौट आयें ।29। 

वास्तविकता यह है कि मैंने उनको और हः Lasts NE Ss 
उनके पूर्वजों को अस्थायी सुविधाएँ दीं, RIIEE FIP AOE 
यहाँ तक कि उनके पास सत्य और DUA SSN aE 
खोल-खोल कर वर्णन करने वाला रसूल 

आ गया ।30। 


2 
Ps 


और जब अन्ततः उनके पास सत्य आ ह जी i KE ६-2 £ Us 
गया तो उन्होंने कहा, यह जादू है और 


\ 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ 


नि:सन्देह हम इसका इनकार करने वाले 
हैं ।3। 

और उन्होंने कहा, क्यों न यह कुरआन 
दोनों प्रसिद्ध बस्तियों के किसी बड़े 
व्यक्ति पर उतारा गया ? ।32। 

क्या वे हैं जो तेरे रब्ब की कृपा को 
विभाजित करेंगे ? हम ही हैं जिस ने 
उनके रोज़गार के सामान उनके बीच इस 
सांसारिक जीवन में बाँटे हैं । और उनमें 
से कुछ लोगों को कुछ दूसरों पर हमने 
पद के अनुसार श्रेष्ठता प्रदान की है 
ताकि उनमें से कुछ, कुछ को वश में कर 
लें । और तेरे रब्ब की कृपा उससे उत्तम 
है जो वे इकट्ठा करते हैं ।33। 

और यदि यह सम्भावना न होती कि सब 
लोग एक ही मत के हो जाएँगे तो हम 
अवश्य उनके लिए, जो रहमान 
(अल्लाह) का इनकार करते हैं, उनके 
घरों की छतों को चाँदी का बना देते 
और (इसी प्रकार) सीढ़ियों को भी, 
जिन पर वे चढ़ते हैं ।34। 

और उनके घरों के द्वारों को भी और उन 
आसनों को भी (चाँदी के बना देते) 
जिन पर वे टेक लगाते हैं ।35। 

और ठाठ-बाट प्रदान करते । परन्तु यह 
सब कुछ तो निश्चित रूप से केवल 
सांसारिक जीवन का सामान है । और 
परलोक तेरे रब्ब के निकट मुत्तक्रियों के 
लिए होगा ।36। (रुकू -) 

और जो रहमान के स्मरण से विमुख हो 
हम उसके लिए एक शैतान नियुक्त कर 


पारः 25 


CRISES 


3४5 |50|:5॥ » HY HES 
UNOS 


Br IB ee + Ey w 7” 22 | 


OS 3 see TT) ०-०८ ~~ 
oe | ९ 524g ६ Ree [es 457% 
57 ~e2% > 27 (RC 5% 


2 > 2 ~ Zw 
i [a 3-5 Ee ~ 

Bn 2 {27 222 g ss $ दर 
RS 3 rs pan) e ~ * a >) 


ह 


२ ~277 


© 0 १६००२ Ls ASE ss 


Zz 
Z 
ट + 


०७ का NX 


SEN OSS L353 
७ OHO Ces 
Le Es 2 ४ ४८ 
30 2 ek Zhi” 
© O 3 el) 


2d 


CE ~°” 
२ 


SRI 


De 


| ~ 


G | 9 | yw) 9 


2७ 277 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ 


देते हैं । अत: वह उसका साथी बन 
जाता है ।37। 

और निःसन्देह वे उन्हें सन्मार्ग से भटका 
देते हैं जबकि वे समझ रहे होते हैं कि वे 
हिदायत पा चुके हैं ।38। 

यहाँ तक कि जब वह हमारे पास 
आएगा तो (अपने साथी को सम्बोधित 
करते हुए) कहेगा काश ! मेरे और तेरे 
बीच पूर्व और पश्चिम के समान दूरी 
होती । अतः वह क्या ही बुरा साथी 
सिद्ध होगा ।39। 

और आज तुम्हें जबकि तुम अत्याचार 
कर चुके हो, यह बात कुछ लाभ नहीं 
देगी । क्योंकि तुम सब अज़ाब में 
साझीदार हो ।40| 

अतः क्या तू बहरों को सुना सकता है 
अथवा अंधों को राह दिखा सकता है 
और उसे भी जो खुली-खुली पथभ्रष्टता 
में पड़ा हो ? ।4]| 

अतः यदि हम तुझे ले भी जाएँ तो उनसे 
हम अवश्य प्रतिशोध लेने वाले हैं ।42। 


अथवा तुझे अवश्य वह दिखा देंगे 
जिसका हम उनसे वादा कर चुके हैं । 
अतः निःसन्देह हम उन पर पूर्णरूप से 
सामर्थ्य रखते हैं ।43। 

अतः जो कुछ तेरी ओर वहइ किया 
जाता है उसे दृढता पूर्वक पकड़ ले । 
निःसन्देह तू सीधे रास्ते पर है ।44। 

और निश्चित रूप से यह तेरे लिए और 
तेरी जाति के लिए भी एक महान 


)! पार; 25 


७८ Do Es [» ५३ 
© २) 4) ५5 ट 


2A 2 रद 52 ¢ 


O03 gs | | 


SRS 2“ ४ 


9 3 


Si 457 7 2°27 FPA TEE Ce ie 
८ U) & 5६ ०.७) 5 
मै (2८7५-४२ FILES 
OE 5 टर रू 3 RI 52 
४१) «५ CO Le 
दे १2० OSS De, ~ 


ड Fe ४५ pA ६३५०८१ pi द 5 ~ 
(3 5 | ToS न) | [94 | SNA 9 
OOF (55 li 


र | TN oe है| Be ५5 a द 38T 
७५७ )53७४७५ 
Z र Z क 


5 5 Fd 


उ ME RT sD ub 


2 CARED Der 

SIO 

gh 6 EE > | ~~ & ir CS ह T 
og (0७५9 ०७३०० (५२2॥ co | 
a2 f ८३% 

DOIN IA 


ICT 


~ sR 
20०% 72 ० 


Zz 


CS हि 5) 2७४४ 5 iz 
ors Sus ५ 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ 


अनुस्मरण है और तुम अवश्य पूछे 
जाओगे ।45। 
और उनसे पूछ जिन्हें हमने तुझसे पहले 
अपने रसूल बनाकर भेजा कि क्या हमने 
रहमान के सिवा कोई उपास्य बनाए थे 
जिनकी उपासना की जाती थी ? ।46। 
(रक्‌ त) 
और निःसन्देह हमने मूसा को फ़िरऔन 
और उसके सरदारों की ओर अपने चिह्णों 
के साथ भेजा । अतः उसने कहा, 
निःसन्देह मैं समस्त लोकों के रब्ब का 
रसूल हूँ ।47। 
अत: जब वह उनके पास हमारे चिह्नों 
को लेकर आया तो वे झट-पट उनकी 
खिल्ली उड़ाने लगे ।48। 
और हम उन्हें जो भी (स्पष्ट) चिह्न 
दिखाते थे वह अपने जैसे पहले चिह्न से 
बढ़ कर होता था । और हमने उन्हें 
अज़ाब के द्वारा पकड़ा ताकि वे लौट 
आयें ।49। 
और उन्होंने कहा, हे जादूगर ! हमारे 
लिए अपने रब्ब से वह माँग जिसका 
उसने तुझ से वादा कर रखा है । 
निःसन्देह हम हिदायत पाने वाले बन 
जाएँगे ।50। 
अतः जब हमने उनसे अज़ाब को दूर 
कर दिया तो तुरन्त वे वचन-भंग 
करने लगे ।5।। 
और फ़िरऔन ने अपनी जाति में घोषणा 
की (और) कहा, हे मेरी जाति ! क्या 
मिस्र देश और ये सब नहरें भी जो मेरे 


पारः 25 


2 


G4 
I 8 242 75 5% 2 ES Ze 22 Mer 
०० 2८0७3 RO OY O 
4) ro A 2 EN हक रथ | 
€ के Dr 
&. O03 


ik 

Eb ७४ El 585 
2 ५ ~ (55 Cd हे 7 42792 
०५८० 3} OS Kg 035) 


द Cel ॐ 


Ol DS 

६3 5 (2५ 4६५4 ५४५ 

OSS, 

(2 ST 2) 2 | CE > Gs 
ie 

(६9 ०२४० 

CESS ENNIS 


OFA ५) SLE 


pedis peed on Mei 
OH, 
SCV NE ICR 


20 2 00% Sead Ge 


र्‌ 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ 


) 


पार; 25 





अधीन बहती हैं मेरी नहीं ? अत: क्या 
तुम ज्ञान प्राप्त नहीं करते ? ।52। 
वास्तविकता यह है कि मैं उस व्यक्ति से 
बेहतर हूँ जो बिल्कुल तुच्छ है । और 
विचार की अभिव्यक्ति का भी सामर्थ्य 
नहीं रखता ।53। 

अत: क्यों उस पर सोने के कंगन नहीं 
उतारे गए अथवा उसके साथ समूहबद्ध 
रूप में फ़रिश्ते नहीं आए ? ।54। 

अत: उसने अपनी जाति को कोई महत्व 
नहीं दिया और वे उसका आज्ञापालन 
करने लगे । निःसन्देह वे दुराचारी लोग 
थे ।55। 

अत: जब उन्होंने हमें क्रोध दिलाया 
हमने उनसे प्रतिशोध लिया । और 
उन सबको (दल-बल सहित) डुबो 
दिया ।56| 

अतः हमने उन्हें अतीत की कहानी और 
बाद में आने वालों के लिए शिक्षा का 
साधन बना दिया ।57। (रुकू -+) 
और जब मरियम के पुत्र को उदाहरण 
स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है तो सहसा 
तेरी जाति इस पर शोर मचाने लगती 
है ।58। 

और वे कहते हैं : क्या हमारे 
उपास्य उत्तम हैं अथवा वह ? वे 
तुझ से यह बात केवल झगड़े के 
उद्देश्य से करते हैं बल्कि वे अत्यन्त 
झगड़ालू लोग हैं ।59। 

वह तो केवल एक भक्त था जिस को 
हमने पुरस्कृत किया और उसे बनी- 


YG ~€ 


SED] 


CNCAG RS 
Ys Cea 58 csi ay rb iF |] 


RS SRE 62 ~ 


©) (२४ २०४ 


2 Tree 


6 ras Gy 


€) (४४४०२ | 


{24 2 


gf > ~ 
FR \ ५६८ ~ (७ 7 >&७<७ 2 | ~~ % 
२१> क ०३ ls 
नी हि 


~ 


५ 
6 ७८६४ 


७ 
(S CG 


ZZ 25722 ET 


८.5 98 | > | YE —~d 2 (रे | Spe 9 


ARIRZ 


०9२ ~? Ks 58 f 


Ca ~ 2b 


OO FHA 


SIA CS 7८ 9) 2४ 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ 


इस्राईल के लिए एक (अनुकरणीय) 
आदर्श बना दिया ।60। 

और यदि हम चाहते तो तुम्हीं में से 
फ़रिश्ते बनाते जो धरती में प्रतिनिधित्व 
करते ।6]। 

और वह तो नि:सन्देह क्रांति की घड़ी की 
पहचान होगा । अतः तुम उस (घड़ी) 
पर कदापि कोई संदेह न करो और मेरा 
अनुसरण करो । यह सीधा मार्ग है ।62। 
और शैतान तुम्हें कदापि न रोक सके । 
निःसन्देह वह तुम्हारा खुला-खुला शत्रु 
है ।63। 

और जब ईसा खुले-खुले चिह्नों के साथ 
आ गया तो उसने कहा, निः:सन्देह मैं 
तुम्हारे पास तत्वज्ञान लाया हूँ । और 
इस कारण आया हूँ कि तुम्हारे सामने 
कुछ वह बातें खोल कर वर्णन करूँ 
जिनमें तुम मतभेद करते हो । अतः 
अल्लाह का तक़वा धारण करो और मेरा 
आज्ञापालन करो ।64। 

निःसन्देह अल्लाह ही है जो मेरा भी रब्ब 
है और तुम्हारा भी रब्ब है । अत: उसकी 
उपासना करो । यह सीधा मार्ग है ।65। 
फिर उनके अंदर ही से समूहों ने मतभेद 
किया । अत: जिन लोगों ने अत्याचार 
किया कष्टदायक दिन के अज़ाब स्वरूप 
उनका सर्वनाश हो ।66। 

क्या वे उसके सिवा कुछ और की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि (क़यामत की) 
घड़ी उनके पास सहसा इस प्रकार आ 
जाए कि उन्हें पता भी न चले ।67। 


| पारः 25 


L हि! Ts fo ५६८ 


के 
Z ~ 2६ ~ Mee 


Pe g& 22 2 I ~~ EX 93) tz 
wi en 
© sa २० „ ०६ 

(9 Osaloy U2) y| 


~ 4 Us w > z ~ 
Ls 675 HETEIMESOLEAE 


£ 4 |b 6; s 4६ 


LEE YH 


Me Fo xX GG 277 
sO Cel »<-0 ०.०: Ys 
हि ई 

i 

5 Ee fn U5; 
SU CRI se ES 9 


~ 


27 र DR 4S) ~ 2 त 
CS 
Ux) 5S) ० Y 95 se 
+ ७ ~ ~ ~ ३ % 
नी ना 


॥, Bird हे [MP 


OO ANSE KOS 


७ 


~ 


७ ts 


w hb 


% | + SRR CEA DI TR 
4 "23:०७ 55505328} 
CD BS 


© Foe 
i RATNER ES NEES 
४9) oe YL ७ 


८ 
rd 


A T 27 47 2 ia 472° 
Ox 29 > | eye | CORA 


सूर : 43 9 अज़ -जुख़्रुफ़ 


उस दिन कई घनिष्ट मित्र एक दूसरे 
के शत्रु हो जाएँगे सिवाए मुत्तक्ियों 
के ।68। (रुकू [> ) 

(अल्लाह कहेगा) हे मेरे भक्तो ! आज 
तुम पर न कोई भय होगा और न तुम 
शोकग्रस्त होगे ।69। 

वे लोग जो हमारी आयतों पर ईमान 
लाए और आज्ञाकारी बने रहे ।70। 

तुम और तुम्हारे साथी इस अवस्था में 
स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाओ कि तुम्हें बहुत 
प्रसन्न किया जाएगा ।7।। 

उन पर सोने के थालों और प्यालों के दौर 
चलाए जाएँगे । और उसमें उनके लिए वह 
सब कुछ होगा जिसकी उनके मन इच्छा 
करेंगे और जिस से आँखें तृप्त होंगी। और 
तुम उसमें सदा रहने वाले हो ।72। 

और यह वह स्वर्ग है जिसके तुम उन 
कर्मों के कारण जो तुम करते रहे हो, 
उत्तराधिकारी बनाए गए हो ।73। 
तुम्हारे लिए उसमें प्रचुर मात्रा में फल 
होंगे, जिनमें से तुम खाओगे ।74। 


निःसन्देह अपराध करने वाले नरक 
के अज़ाब में लम्बे समय तक रहने 
वाले हैं ।75। 

वह (अज़ाब) उनसे कम नहीं किया 
जाएगा और वे उसमें निराश होकर पड़े 
होंगे ।76। 

और हमने उन पर अत्याचार नहीं किया 
बल्कि वे स्वयं ही अत्याचार करने वाले 
थे ।77। 


| पारः 25 


3 AS Ux ->(«». So र ०92 >> f 


है! 


प OES Y 
Ri] Sofiia 59 YSCS 
20 कु 

SAR 0 72260] 
SEs SS A} les 
© 83» 5% 


#3 ii ES 2५7८ 3 
(४४ ४)4:७-८४८४७ ५ ISS 
७653] ST Ces 
Co si) CHIN 545५ 


DED) 


OOS 
si 
TEE RIS) 

503i 
BOA 283 ६:55 8४ 


SFIS ss is ८5 
4 
Oe 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ 


और वे पुकारेंगे कि हे मालिक ! तेरा 
रब्ब हमें मृत्यु ही दे दे । वह कहेगा, 
तुम निश्चित रूप से यहीं ठहरने वाले 
हो ।78। 

निःसन्देह हम तुम्हारे पास सत्य के साथ 
आए थे परन्तु तुम में से अधिकतर सत्य 
को नापसन्द करने वाले थे ।79। 

क्या उन्होंने कुछ करने का निर्णय कर 
लिया है ? तो अवश्य हमने भी कुछ 
करने का निर्णय कर लिया है ।80| 

क्या वे यह धारणा करते हैं कि हम उनके 
भेद और गुप्त परामर्शो को नहीं सुनते ? 
क्यों नहीं ! हमारे दूत उनके पास ही 
लिख भी रहे होते हैं ।8!। 


तू कह दे कि यदि रहमान का कोई पुत्र 
होता तो मैं (उसकी) उपासना करने 
वालों में सबसे पहला होता ।82। 
पवित्र है आकाशों और धरती का रब्ब 
अर्श का रब्ब उससे जो वे वर्णन करते 
हैं ।83। 

अतः उन्हें छोड़ दे कि वे व्यर्थ बातें करते 
और खेलते रहें । यहाँ तक कि वे अपने 
उस दिन को देख लें जिसका उनसे वादा 
किया जाता है ।84। 

और वही है जो आकाश में उपास्य है 
और धरती में भी उपास्य है । और वही 
परम विवेकशील (और) स्थायी ज्ञान 
रखने वाला है ।85। 

और एक ही बरकत वाला सिद्ध हुआ 
जिसके लिए आकाशों और धरती का 


) | पार; 25 


4 sk RE (५४0) 22055 
SE 30:0४ ३520 .2|5505५ 
OOH 5) 


PENTEL Lt 
~ ry e 

E 6 Z 5_2 | i Ea | 

DOP (%४/ 

Oop (३१४ 


नी 
23 2 


Bs Ee +b CD f 


DOES Es ९ 9 


O05 


+ fz हिल fae RR ला 22 
Cs - 

ANS ol ८-० ७ 

© ~ 2 ~ ee ~ & 5 र्‌ ७ ~ 


EH 


| 8 ५ \2 w= Pe ABer\7 ४ lo Da J 
OO Hoga 92 


OMNIS 589 


| RS 20 5 <) / ०१ 


सूरः 43, अज़-जुख़्रुफ़ 


और जो कुछ उनके मध्य है, साम्राज्य 
है। और उसके पास उस विशेष घड़ी का 
ज्ञान है और उसी की ओर तुम लौटाए 
जाओगे ।86। 

और वे लोग, जिन्हें वे उसके सिवा 
पुकारते हैं, सिफ़ारिश का कोई अधिकार 
नहीं रखते, सिवाए उन लोगों के जो 
सच्ची बात की गवाही देते हैं और वे 
ज्ञान रखते हैं ।87। 

और यदि तू उनसे पूछे कि उन्हें किसने 
पैदा किया है ? तो वे अवश्य कहेंगे 
अल्लाह ने । फिर वे किस ओर बहकाये 
जाते हैं ? ।88। 

और उसके यह कहने के समय को याद 
करो कि हे मेरे रब्ब ! ये लोग कदापि 
ईमान नहीं लाएँगे ।89| 

अतः तू उनको क्षमा कर और कह : 
“सलाम । अतः शीघ्र ही वे जान 
लेंगे ।90। (रुकू उ ) 


6 पारः 25 


Leics Cs BN 


(७0% / श्र ५ SE [rs 
OOH I) 


SIERO 2975 0-4४5 
Bg Sg SYA 
OOF 


24 


कक 


bers 


2 ४ | 5) [982] AA IRF 2 ५ हक Br ~ 
ry Cr ® 
oy A A og GS | 9 
~ ® र 


® bod 355 र i 

055 

§ Fo TET 5 w Zl a ~ 

35 52% 2) D2 ४335 

Ro ् i > 2x 
७) 

§ 0+ 3 

SER 7 ge i 2१५ 2% ER 

3 ३-४ सर SUED SS 6० b 

V 
& न्दू Fat 
(९) (७ soln) 


i) 
44- सूरः अद-दुखान 


यह मक्की सूरः है और निस्मिल्लाह सहित इसकी 60 आयतें हैं । 

सूरः अद्‌-दुखान का आरम्भिक विषयवस्तु पवित्र कुरआन की एक छोटी सी सूर: 
अल-क़द्र के विषयवस्तु की ओर संकेत कर रहा है । जो इन आरम्भिक आयतों से 
स्पष्ट है, कि हमने इस पुस्तक को एक ऐसी अंधेरी रात में उतारा है जो बहुत मगंलमयी 
थी । क्योंकि इस अंधकार के पश्चात सदा के आलोक फूटने वाले थे । उस रात प्रत्येक 
तत्त्वपूर्ण विषय का निर्णय किया जाएगा । 

पिछली सूरः: के अन्त पर यह विषय वर्णन किया गया था कि विरोधियों को व्यर्थ 
बातों और खेल-तमाशा में भटकने दे और उनसे विमुख हो जा । वह समय निकट है जब 
स्पष्ट रूप से सत्य और असत्य में पार्थक्य कर दिया जाएगा । अतः इस सूर: की 
आरम्मिक आयतों में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है । 

इस सूरः का नाम दुखान (अर्थात्‌ धुआँ) रखने का एक बड़ा कारण यह है कि 
जिन अंधकारों के वे शिकार हैं उनके पश्चात तो कृपा का कोई सवेरा नहीं होगा अपितु 
वे अंधेरे उनके लिए धुएँ की भाँति उनके अज़ाब को बढ़ाने का कारण बनेंगे । यहाँ धुआँ 
का तात्पर्य आणविक धुएँ की ओर भी संकेत हो सकता है, जिस की छाया के नीचे कोई 
चीज़ भी सुरक्षित नहीं रह सकती बल्कि विभिन्न प्रकार के विनाशों का शिकार हो 
जाती है । 

अतएव आधुनिक वैज्ञानिकों की ओर से यह चेतावनी है कि आणविक धुएँ की 
छाया के नीचे प्रत्येक प्रकार का जीवन मिट जाएगा । यहाँ तक कि धरती के अन्दर दबे 
हुए कीटाणु भी नष्ट हो जाएँगे । अल्लाह तआला फर्माता है कि जब ऐसा होगा तब ये 
सब अल्लाह तआला से गुहार लगाएँगे कि हे अल्लाह ! इस अत्यन्त पीड़ादायक अज़ाब 
को हमसे टाल दे । यहाँ यह भविष्यवाणी भी कर दी कि इस प्रकार का अज़ाब ठहर-ठहर 
कर आएगा । अर्थात्‌ एक विश्वयुद्ध की विनाशलीलाओं के पश्चात्‌ कुछ समय ढील दी 
जाएगी, उसके पश्चात फिर अगला विश्वयुद्ध नए विनाशों को लेकर आएगा । 

सूरः अद्‌-दुखान के सम्बन्ध में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
यह बता दिया गया था कि इसकी भविष्यवाणियों के प्रकटन का समय दज्जाल के प्रकट 
होने से सम्बन्ध रखता है । 

07026 


सूरः 44, अद-दुखान 


जक उर र रर र लक 
AT A A) A) NA) NA) काट NM) NM) लाए छा NM) HN NM | 











“ ५ ३ का है. 2 50 का न OS US US 53 का का _ UN Us 5 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
हमीदुन्‌ मजीदुन्‌ : स्तुति योग्य, अति 
गौरवशाली ।2। 

क़सम है उस पुस्तक की जो खुली और 
सुस्पष्ट है ।3। 

निःसन्देह हमने इसे एक बड़ी मंगलमयी 
रात्रि में उतारा है । हम हर हाल में 
सतर्क करने वाले थे ।4। 

इस (रात्रि) में प्रत्येक तत्त्वपूर्ण विषय 
का निर्णय किया जाता है ।5। 

एक ऐसे विषय के रूप में जो हमारी ओर 
से है । निःसन्देह हम ही रसूल भेजने 
वाले हैं ।6। 

कृपा स्वरूप तेरे रब्ब की ओर से । 
निःसन्देह वही बहुत सुनने वाला (और) 
स्थायी ज्ञान रखने वाला है ।7। 

(जो) आकाशों और धरती के रब्ब की 
ओर से और (जो उसका भी रब्ब है) जो 
उन दोनों के बीच है । यदि तुम विश्‍वास 
करने वाले हो ।8। 

उसके सिवा कोई उपास्य नहीं । वही 
जीवित करता है और मारता भी है । 
(वह) तुम्हारा भी रब्ब है और तुम्हारे 
पूर्वजों का भी रब्ब है ।9। 

वास्तविकता यह है कि वे तो एक शंका 
में पड़े खेल में लगे हुए हैं ।।0। 





(3 =i 

FE $ el द ८ | 
ONS 
६ Dr ५६ 2222 र्र ET २ + २५ ३ 5 
6) 354 3 3479 6 
Oa 

2 Lo I 42 2-5 न्श (६8 

OSS Ge 

oN हा A ३ ७ ७.० ४ 
OO ES) Liesl) 

2 RACES wd > FEA 
~ 9 '- २ LY Ao) 
6 > 


पड Cr ~ नि 5 ~ 994) w ~ 
f fe Gs U2) Ys ap - 
OES HS) 


> 2 र्र a + > री > नी छू रह | <7 
Fe Ee 9 SS 58 YY 
4 कक %+ | ह्ण 


~ 5 


७७7 # 25 


> Z |e 2 
o i pve Zs RIE) | 3 ५3 22 ~ 
(2 ००-४५ र 3} 


सूरः 44, अद-दुखान 


अतः प्रतीक्षा कर उस दिन की जब 
आकाश एक स्पष्ट धुआँ लाएगा ।7। 


जो लोगों को ढाँप लेगा । यह एक बहुत 
पीड़ाजनक अज़ाब होगा ।2। 

हे हमारे रब्ब ! हमसे यह अज़ाब दूर कर 
दे। अवश्य हम ईमान ले आएँगे ।3। 
उनके लिए उपदेश प्राप्ति अब कहाँ 
संभव ? जबकि उनके पास एक सुस्पष्ट 
तर्को वाला रसूल आ चुका था ।4। 

फिर भी वे उससे विमुख हुए और कहा, 
(यह तो) सिखाया पढ़ाया हुआ 
(बल्कि) पागल है ।।5। 

निःसन्देह हम अज़ाब को थोड़ी देर के 
लिए दूर कर देंगे । तुम अवश्य (इन्हीं 
बातों को) दोहराने वाले हो ।।6। 

जिस दिन हम बड़ी कठोरता पूर्वक (तुम 
पर) हाथ डालेंगे । निश्चित रूप से हम 
प्रतिशोध लेने वाले हैं ।7। 

और निःसन्देह हम उनसे पहले फ़िरऔन 
की जाति की भी परीक्षा ले चुके हैं जब 
उनके पास एक सम्मानित रसूल आया 
था ।।8। 

(यह कहते हए) कि अल्लाह के 
भक्तों को मेरे हवाले कर दो । 
निःसन्देह मैं तुम्हारे लिए एक 
विश्वसनीय रसूल हूँ ।।9। 

और अल्लाह के विरुद्ध उद्दण्डता न 
करो । निःसन्देह मैं तुम्हारे पास एक 
सुस्पष्ट (और) प्रवल तर्क लाने वाला 


हूँ ।20| 


[ पारः 25 

DL FEN SEs 536 

0०४ 

५ kd दे हूएद । ~ १६ 

[५०-०० ०० ols 
७85५ AIMEE 
PEER UN iro 


y XN I” 


OCA OD 


PD 


{00 6s 


i WE ON is ७४| 


% र्री i 22 
& OO 
द A Fe] त CENA 9» र 2% 227 
CSR} 2 १२ 
O56) 
os fH ae ४७ is 


52 


24 8. 0 52028 


(2५ जज 


हक hers UE Ces IEE 


SIG HOES 
Le 


£ या x 
() CC ya 
"~ YS 


~ 


सूरः 44, अद-दुखान 


और नि:सन्देह मैं अपने रब्ब और तुम्हारे 
रब्ब की (इस बात से) शरण में आता हूँ 
कि तुम मुझे संगसार न कर दो ।2। 

और यदि तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते 
तो मुझे अकेला छोड़ दो ।22। 

अतः उसने अपने रब्ब को पुकारा कि ये 
अपराधी लोग हैं ।23। 


अतः (अल्लाह ने कहा) तू मेरे भक्तों 

को साथ लेकर रात्रि के समय प्रस्थान 

कर । अवश्य तुम्हारा पीछा किया 

जाएगा ।24। 

और समुद्र को (इस अवस्था में) 

छोड़ दे कि वह शांत हो । निःसन्देह 

वह एक ऐसी सेना है जो डुबो दी 

जाएगी ।25। 

कितने ही बागान और जलस्रोत हैं जो वे 

(पीछे) छोड़े ।26। 

और खेतियाँ और प्रतिष्ठा युक्त स्थान 

भी ।27। 

और (ऐसी) सुख-समृद्धि जिसमें वे मज़े 

उड़ाया करते थे ।28। 

इसी प्रकार हुआ । और हमने एक दूसरी 

जाति को इस (नेमत) का उत्तराधिकारी 

बना दिया ।29| 

अत: उन पर आकाश और धरती नहीं 

रोए और उन्हें ढील नहीं दी गई ।30। 
(रुकू नदृ) 

और नि:सन्देह हमने बनी-इस्राईल को 

एक अपमानजनक अज़ाब से मुक्ति 

प्रदान की ।3। 


Fo FET लू | Te ~ [Es ~ % 
29 £ EE ED) ~>) 9 
f ८. Z 224 द्ध 

६ (0020 220 


प्र > g b Z 57 os) ~ i ~ 
ds eS 
Fed ई द 

y 232 G pe eS pr ps 
OY %#3 02% FS 
i (६६६ OS 5 
O22 FS 2४०3६ 3) 335 


YH TZ 
6 OS > | 3 | ० a I 
१७) /* है & सर 9 | & 9 a oR) 
Ad 9९... 9 Z 9 


s 4 (६:25 20:88 a i 
OER) ०७७६४) ३३ AS 


y 22 —,Z 7 > ० ba 
ST 2 60 0303 (2 
2 9 + त 
&. ~ ° 2 ०-8 ०4 E हर 
Or ee 
Co Ges EBs 
3 ल 3 { 
Oreo li 
pi ~ 


सूरः 44, अद-दुखान 


जो फ़िरऔन की ओर से था । नि:सन्देह 
वह सीमा का उल्लघंन करने वालों में से 
एक बहुत उद्दण्डी व्यक्ति था ।32। 

और नि:सन्देह हमने उनको किसी ज्ञान 
के कारण समस्त जगत पर वरीयता 
प्रदान की थी ।33। 

और हमने उन्हें कुछ चिह्न प्रदान किए, 
जिनमें खुली -खुली परीक्षा थी ।34। 


निःसन्देह ये लोग कहते हैं : 


हमारी इस पहली मृत्यु के अतिरिक्त 
और कोई मृत्यु नहीं और हम उठाए जाने 
वाले नहीं ।36। 

अतः हमारे पूर्वजों को तो वापस लाओ, 
यदि तुम सच्चे हो ? ।37। 

क्या ये लोग उत्तम हैं अथवा तुब्बा की 
जाति और वे लोग जो उनसे पहले थे ? 
हमने उनको विनष्ट कर दिया । 
निःसन्देह वे (सब) अपराधी थे ।38। 


।35| 


और हमने आकाशों और धरती को और 
जो कुछ उनके बीच है, यूँ ही खेल- 
खेलते हुए पैदा नहीं किया ।39। 

हमने उनको सत्य के साथ ही पैदा 
किया । परन्तु उनमें से अधिकतर नहीं 
जानते ।40। 

निःसन्देह निर्णय का दिन उन सब के 
लिए एक निर्धारित समय है ।4]। 

जिस दिन कोई मित्र किसी मित्र के कुछ 
काम नहीं आएगा । और न ही उनकी 
सहायता की जाएगी ।42। 


] पारः 25 
WE SESS Diss 
७८९४ NO? 


CRU 


oases rls 
® 9455 53 5 | 


ART 


CS Gs 3 YS ss) U5? 


Ee, PINs > TE | ५) IF 4 ८5 
|] 


69 ~ Os) (2.5 92 6 5 
है 
0 ~ °+ 


नी 


5 5 ७ Sle 72 | दाद छ 


CID AS 


सूरः 44, अद-दुखान 


सिवाए उसके जिस पर अल्लाह ने 
दया की । निःसन्देह वही पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।43। (रुकू +) 


निःसन्देह थूहर का पौधा ।44। 


पापी का भोजन है ।45। 


(वह) पिघले हुए ताँबे की भाँति है । ££ 


(जो) पेटों में खौलता है ।46। 
गर्म पानी के खौलने की भाँति ।47। 


उस (पापी) को पकड़ो और फिर घसीटते 
हुए नरक के बीच में ले जाओ ।48। 
फिर उसके सिर पर अज़ाब स्वरूप 
खौलता हुए कुछ पानी उंडेलो ।49। 


(उसे कहा जाएगा) चख । निःसन्देह तू 
बहुत बुजुर्ग (और) सम्मान वाला 
(बनता) था ।50। 

निःसन्देह यही है वह, जिसके विषय में 
तुम संदेह किया करते थे ।5।। 

निश्चित रूप से मृत्तक़ी शांतिमय स्थान 
में होंगे ।52। 


बागों और जलस्रोतों में ।53। 


बारीक और मोटे रेशम के वस्त्र पहने हुए 
एक दूसरे के सामने बैठे होंगे ।54। 


इसी प्रकार होगा । और हम उन्हें बड़ी 
आँखों वाली कुँवारी कन्याओं के साथी 


) | | 


& 


to 


उतनी 
० 3\ 


हँ है Uo (a 
Og) 


पारः 25 


नी 
CS SB] 


9 Ces] 


E SNS) 
C5 33 
© 


ie] 


५ ५५9८ ~ 77 ६६ 
SSH) 
a ८४ 
© aN IG 
है 2] कर हर! 2. है ol > E 
Oo 3०८ he 
७2२५४ ४ 

rf रू > 
sda 000s 


le 2042 5 0 6 2 
हा कि fd RoE, . 


b So नी द 
Ce 


~*~ 


SI 2 al 


k PE Go ~ 
UIs 9 AS 


सूरः 44, अद-दुखान |]} पारः 25 


बना देंगे ।55।" 

वे उसमें शांतिपूर्वक प्रत्येक प्रकार के DEA AS EE 8255 
फलों को मंगवा रहे होंगे ।56| CG ORS 

वे उसमें पहली मृत्यु के अतिरिक्त किसी £ sls 
और मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे । और 

वह (अल्लाह) उन्हें नरक के अज़ाब से ९224०-८4555 034 
बचाएगा ।57। 


fr हक 5४४5 ४४७ 
स्वरूप होगा । यही बहुत बड़ी उ 

® | 
सफलता है ।58। ~ 


अत: निश्चित रूप से हमने इसे तेरी ose SS ZN EAE 
जुबान पर सरल बना दिया है ताकि वे 9 5 
उपदेश ग्रहण करें ।59। 02> +-२ 


अतः तू प्रतीक्षा कर निःसन्देह वे भी र ainsi a 
i ७०३: « og ९ ७ 
प्रतीक्षा में हैं (60। (रुकू ह ) si र 


$ आयत सं. 54, 55 : जो चीज़ें इस संसार में लोग पसन्द करते हैं, केवल उपमा स्वरूप उनका यहाँ 
वर्णन किया गया है जबकि उनको वास्तविकता का किसी को ज्ञान नहीं । 


| 


45- सूरः अल-जासियः 


यह मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 38 आयते हैं । 

इस सूरः में आयत सं. ।4 एक ऐसी आयत है जो धरती और आकाश के गुप्त 
रहस्यों पर से इस रंग में पर्दा उठा रही है कि पूर्ववर्ती किसी भी ग्रंथ में इससे मिलती 
जुलती आयत अवतरित नहीं हुई । वर्णन किया कि सब कुछ जो धरती और आकाश में है 
वह मनुष्य के लिए सेवाधीन किया गया है । अतः वे लोग जो चिन्तन-मनन करते हैं यह 
जान लेंगे कि समस्त नक्षत्रों के प्रभाव मनुष्यों पर पड़ रहे हैं । मानो मनुष्य एक लघु 
ब्रह्माण्ड (Micro ए॥ni४९/५९) है और इस विशाल ब्रह्माण्ड का सारांश है । 

फिर इस चर्चा के पश्चात कि कयामत अवश्य आने वाली है, कहा कि क़यामत के 
भयानक चिह्नों को देख कर और अपने बुरे अन्त को अपनी आँखों के समक्ष पाते हुए वे 
घुटनों के बल धरती पर गिर पड़ेंगे । अर्थात्‌ अल्लाह तआला के प्रताप के समक्ष सजद: में 
गिर कर यह इच्छा करेंगे कि काश ! वे इस बड़े अज़ाब से बचाए जा सकते ! 

फिर वर्णन किया कि प्रत्येक संप्रदाय का निर्णय उसकी अपनी पुस्तक अर्थात्‌ 
धर्मविधान के अनुसार किया जाएगा । 

इस सूरः की अन्तिम आयत मनुष्य की दृष्टि को फिर उस विषय की ओर 
आकर्षित करती है कि सारी सृष्टि अपनी स्थिति से अल्लाह की स्तुति को प्रकट कर रही 
है । और यह बता रही है कि सारी बड़ाई उसी की है और वही पूर्ण प्रभुत्व वाला और 
परम विवेकशील है । 


सूरः 45, अल-जासियः ॥]] पारः 25 


A A NN NN NA 
° 


न ६ अं न न न अंडे 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 


करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 























हमीदुन्‌, मजीदुन्‌ : स्तुति योग्य, अति ot 
गौरवशाली ।2। 

इस पुस्तक का उतारा जाना पूर्ण प्रभुत्व Me वे “i Bs 
वाले (और) परम विवेकशील अल्लाह ˆ हु OS 
की ओर से है ।3। Fi 
निःसन्देह आकाशों और धरती में >!४ 25० CG) 
मोमिनों के लिए प्रचुर संख्या में चिहण | TOR 5 
हैं ।4। 0०४४ sob 

| 8 07 पु 


और तुम्हारी उत्पत्ति में, और जो कुछ || 
चलने फिरने वाले प्राणियों में से वह | 


> 5१७ > 5) 
(अल्लाह) फैलाता है, उनमें एक OO +34 292 
विश्वास करने वाले लोगों के लिए वृहद 
चिह्न हैं ।5। 


और रात और दिन के RS द US ८5) sls 
में और इस बात में कि अल्लाह , oT 
आकाश से एक जीविका उतारता है, ७2५] ८७)3८y9 0 2 
फिर उसके द्वारा धरती को उसकी fs 
मृत्यु के पश्चात जीवित कर देता है। 7% > 

और हवाओं की दिशा बदल-बदल OS 
कर चलाने में (भी) बुद्धि से काम 

लेने वाले लोगों के लिए अनेक चिह्न 

हैं ।6। 

ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तेरे G5 ive realy 
समक्ष सत्य के साथ पढ़ कर सुनाते हैं। . ? 

अतः अल्लाह और उसकी आयतों के 


सूरः 45, अल-जासियः 


बाद फिर और किस बात पर वे ईमान 
लाएँगे ? ।7। 

सर्वनाश हो प्रत्येक घोर मिथ्यावादी और 
महा पापी का ।8। 

वह अल्लाह की आयतों को सुनता है जो 
उस के समक्ष पढ़ी जाती हैं फिर भी 
अहंकार करते हए (अपने हठ पर) अड़ा 
रहता है, मानो उसने उन्हें सुना ही नहीं। 
अतः उसे पीड़ाजनक अज़ाब का शुभ- 
समाचार दे दे ।9। 

और जब वह हमारे चिह्र में से कुछ की 
जानकारी पाता है तो उन्हें उपहास का 
पात्र बनाता है । यही वे लोग हैं जिन के 
लिए अपमानजनक अज़ाब है ।।0। 
(और) उनसे परे नरक है । और जो कुछ 
उन्होंने कमाया वह कुछ भी उनके काम 
नहीं आएगा और न ही वे (उनके काम 
आएँगे) जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा 
मित्र बना रखा है । जबकि उनके लिए 
एक बड़ा अज़ाब (निश्चित) है ।।]। 
यह एक बड़ी हिदायत है । और वे लोग 
जिन्होंने अपने रब्ब की आयतों का 
इनकार किया उनके लिए थर्रा देने वाले 
अज्ाब में से एक पीड़ाजनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।।2। (रुकू उ) 
अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र 
को सेवाधीन किया ताकि उसके आदेश 
से उसमें नौकाएँ चलें । और इसके 
परिणामस्वरूप तुम उसकी कृपा की 
तलाश करो और ताकि तुम कृतज्ञता 
प्रकट करो ।।3। 


Rd 


७ ० श्र 


SSSI 


w 
> ed 


द rd 8 > ~ 
iS ७४०८३ HO Sra 
T bd 
Zr i 2 


9% Leis A |: 8 skelsls 
Orgs ~ ea is | 


4: ARI” 2% 


DBL GY IESE 
CERIO 


GAS Fal A si 
Dd 


dibs Aso SOAs SG 
७85%&£ :6 ४५ 


सूरः 45, अल-जासियः 


और आकाशों में और धरती में जो कुछ 
भी है, उसमें से सब उसने तुम्हारे लिए 
सेवाधीन कर दिया । इसमें सोच-विचार 
करने वालों के लिए निश्चित रूप से 
खुले-खुले चिह्न हैं ।।4। 

जो ईमान लाए हैं, तू उनसे कह दे कि 
उन लोगों से क्षमापूर्ण व्यवहार करें जो 
अल्लाह के दिनों की आशा नहीं रखते 
ताकि वह (अल्लाह) स्वयं ऐसे लोगों को 
उनकी कमाई के अनुसार प्रतिफल प्रदान 
करे |5। 

जो नेक कर्म करता है तो (वह) अपने 
लिए ही ऐसा करता है । और जो कोई 
बुराई करता है तो (वह) स्वयं अपने 
विरुद्ध (ऐसा करता है) । फिर तुम अपने 
रब्ब की ओर लौटाए जाओगे ।।6। 

और निःसन्देह हमने बनी इस्राईल को 
पुस्तक और तत्त्वज्ञान और नुबुव्वत प्रदान 
की । और पवित्र वस्तुओं में से उन्हें 
जीविका प्रदान की और उनको समस्त 
जगत पर श्रेष्ठता प्रदान की ।।7।* 

और हमने उन्हें शरीअत (अर्थात धर्म 
विधान) की खुली -खुली शिक्षाएँ प्रदान 
कीं । फिर उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध 
उद्दण्डता करते हए मतभेद किया जब 
कि उनके पास ज्ञान आ चुका था । 
निःसन्देह तेरा रब्ब उनके बीच कयामत 


] पारः 25 


~sYs (3 © | र (७:०२ ६“) yl 


Den 


OO 23 


CAN 922 lal CRY (४ 
Gs 5 220 50 SY 


OHSS |S E 


रे 


sls EC EE 


OOH I SS ६६४७७ 


Ci} We Sg El 3s 
Cf e595 sls 
Olle : ६2.58 3 


a Pe ~> 


Ls SNS reid 
Us SANIBEL ८» 5: 2४) 


+ TN ce ed 


FPL SSS oe 





बनी इस्राईल को समस्त जगत पर श्रेष्ठता प्रदान करने का अभिप्राय यह है कि उस युग के ज्ञात जगत 
पर उन्हें श्रेष्ठता प्राप्त थी संसार इतने भागों में बंटा हुआ था जिनका कोई ज्ञान बनी इस्राईल को 
नहीं था । फिर भी जो भी जगत बनी-इस्राईल की जानकारी में आए उन सब पर उन्हे श्रेष्ठता प्रदान 


की गई | 


सूरः 45, अल-जासियः 


के दिन उन विषयों में निर्णय करेगा 
जिनमें वे मतभेद किया करते थे ।।8। 
फिर हमने तुझे शरीअत के एक 
महत्वपूर्ण विषय पर क़ायम कर दिया । 
अतः उसका अनुसरण कर । और उन 
लोगों की इच्छाओं का अनुसरण न कर 
जो ज्ञान नहीं रखते ।।9।" 

निःसन्देह वे अल्लाह के मुक़ाबले पर तेरे 
किसी काम नहीं आ सकेंगे । और 
निश्चित रूप से अत्याचारी परस्पर एक 
दूसरे के मित्र होते हैं जब कि अल्लाह 
मुत्तक्रियों का मित्र होता है ।20। 

लोगों के लिए ये ज्ञान-वर्धक बातें हैं 
और विश्वास करने वाले लोगों के लिए 
हिदायत और करुणा स्वरूप हैं ।2। 

क्या वे लोग जो भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पाप अर्जित करते हैं, उन्होंने यह सोच 
लिया है कि हम उन्हें उन लोगों की 
भाँति बना देंगे जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए । (मानो) उनका जीना और 
मरना एक जैसा होगा ? बहुत ही बुरा है 
जो वे निर्णय करते हैं ।22। (रुकू उक) 
और अल्लाह ने आकाशों और धरती को 
सत्य के साथ पैदा किया, ताकि प्रत्येक 
जान को उसकी कमाई के अनुसार 
प्रतिफल दिया जाए और उनपर 
अत्याचार नहीं किया जाएगा ।23। 

कया तूने उसे देखा है, जो अपनी इच्छा 
को ही उपास्य बना बैठा हो और 


पारः 25 


> 
® ~ iss ८2८ Sse 56 (3 “कै > | 
© ~ re” ! 9> कट 7 


38353 .< |४< 0५६ ४5 
Yi cot ES Ys i 
७96४५ x; 

Bis Easels sia 


हज 


है! ~ दर हर | SARTO rel) > ड 
|9 UNE ) san) fol) 
~ ER 2 fz 
ON GS 


रद परी rf ~ UE i | 
35 952५४ Sal 

© i 55% द 42) 

O08 2 3 92 

ढ 7&2 > ,§ ~ डा 
oS Sel CAH CF) 


PETERS 
nl de 5 Cl 
OOS LE 
CSSD OPE Cg 

RH JERS Ur Rs =) 
Oss ४ 


(24002 400 ST 





४ फिर उनके पश्चात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शरीअत दी गई । क्योंकि हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सार्वभौम नबी थे इस कारण उनकी शरीअत भी सार्वभौमिक है । 


सूरः 45, अल-जासियः 


अल्लाह ने उसे किसी जानकारी के 
आधार पर पथभ्रष्ट घोषित किया हो । 
और उसकी सुनने की शक्ति पर और 
उसके दिल पर मुहर लगा दी हो और 
उसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया हो ? 
अतः अल्लाह के बाद उसे कौन हिदायत 
दे सकता है ? क्या फिर भी तुम उपदेश 
ग्रहण नहीं करोगे ? ।24। 

और वे कहते हैं, यह (जीवन) हमारे 
सांसारिक जीवन के अतिरिक्त कुछ 
नहीं । हम मरते भी हैं और जीवित भी 
होते हैं और काल के अतिरिक्त और 
कोई नहीं जो हमें विनष्ट करता हो । 
हालाँकि उनको इस विषय में कुछ भी 
ज्ञान नहीं । वे तो केवल काल्पनिक 
बातें करते हैं ।25। 

और जब हमारी खुली-खुली आयतें उन 
के समक्ष पढ़ी जाती हैं तो उनका तर्क 
यह कहने के सिवा कुछ नहीं होता कि 
हमारे पूर्वजों को वापस ले आओ, यदि 
तुम सच्चे हो ।26। 

तू कह दे कि अल्लाह ही तुम्हें जीवित 
करता है, फिर तुम्हें मारता है । फिर 
कयामत के दिन की ओर जिसमें कोई 
संदेह नहीं, तुम्हें इकट्ठा करके ले 
जाएगा । परन्तु अधिकतर लोग नहीं 
जानते ।27। (रुकू +6 ) 

और आकाशों और धरती का साम्राज्य 
अल्लाह ही का है । और जिस दिन 
क़यामत होगी उस दिन झूठ बोलने वाले 
हानि उठाएँगे ।28। 


! || पारः 25 


HCY) CC VO uke DS uke EY 
र 


AD ee] Cre 5 %<-2 9>अथय ks > 9 
00 87,282 


A >> 


SoC ELE YI aE SEs 
5 MCG ass 
YHzsdl Heiss 


Bx 


OO 
Tog NS 
[MAMAN Ise 

CRS 0) 
Ss 3a) Ul 


dC Na FO se 


22 2006 Pr 2 rf oS h ~ 
(92.2 U2) Yl | - 42.५ १ 
OS) 


392 © ba |» ) 9-23 


~ ZY 


सूरः 45, अल-जासियः 


और तू प्रत्येक सम्प्रदाय को घुटनों के 
बल गिरा हुआ देखेगा । प्रत्येक 
सम्प्रदाय को अपनी पुस्तक की ओर 
बुलाया जाएगा । (और कहा 
जाएगा) आज के दिन तुम्हें उसका 
प्रतिफल दिया जाएगा जो तुम किया 
करते थे ।29| 

यह हमारी पुस्तक है जो तुम्हारे विरुद्ध 
सत्य के साथ बात करेगी । तुम जो कुछ 
करते थे हम नि:सन्देह उसे लिखित में ले 
आते थे ।30। 

अतः वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए तो उनका रब्ब उन्हें अपनी 
दया में प्रविष्ट करेगा । यही खुली -खुली 
सफलता है ।3।। 


और वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
(उनसे कहा जाएगा कि) क्या तुम्हारे 
समक्ष मेरी आयतें नहीं पढ़ी जाती थीं ? 
फिर भी तुमने अहंकार किया और तुम 
अपराधी लोग बन गए ।32। 

और जब कहा जाता है, निःसन्देह 
अल्लाह का वादा सच्चा है । और 
निश्चित घड़ी में कोई संदेह नहीं तो तुम 
कहते हो कि हम नहीं जानते कि 
निश्चित घड़ी क्या चीज़ है । हम (इसे) 
एक अटकल से बढ़ कर कुछ नहीं सोचते 
और हम कदापि विशवास करने वाले 
नहीं ।33। 

और उन पर उन कर्मो के दुष्परिणाम 
प्रकट हो जाएँगे जो उन्होंने किए । और 


) पारः 25 
EAs 5 (86५४५ 
bao ~ ji USC BE | 
AG ०३-३३ eS} 
57:25 ee 


Coal lees lal <a EG 
5 eS G5 sels 
ON १४ 

ESSERE HE 
eS MCR 
OO ७ G55 


PES ER SESH 
ANGE) 25५82 55 
LS GSES | 

OO) 


BONE Pods ee 8 


सूरः 45, अल-जासियः 


उन्हें वह चीज़ घेर लेगी जिसकी वे 
खिल्ली उड़ाया करते थे ।34। 
और कहा जाएगा, आज हम तुम्हें भूल 
जाएँगे जैसा कि तुम अपने इस दिन की 
भेंट को भूल गए थे । और तुम्हारा 
ठिकाना नरक होगा और तुम्हारे कोई 
सहायक नहीं होंगे ।35। 
यह इस कारण होगा कि तुमने अल्लाह 
के चिह्नों को उपहास का पात्र बना 
लिया और सांसारिक जीवन ने तुम्हें 
धोखे में डाल दिया था । अतः आज वे 
उस (अग्नि) से निकाले नहीं जाएँगे 
और न ही उनका कोई बहाना स्वीकार 
किया जाएगा ।36। 
अतः समस्त प्रशंसा अल्लाह ही की है 
जो आकाशों का रब्ब है और धरती का 
रब्ब है (अर्थात्‌ वही) जो समस्त लोकों 
का रब्ब है ।37। 
और आकाशों में और धरती में भी हर 
बड़ाई उसी की है । और वही पूर्ण प्रभुत्व 
वाला (और) परम विवेकशील है ।38। 
(रुकू 56 ) 


पारः 25 
CESS 


CS ss NS 
LYSE 25, 9.55. ७ 2<- ५ ४ 
40400 ESN ASS aa) 

Yi Gi sll 


२० 2 ०७ 2. 


OO BY OEP 


र hh ४2 
००23 ८०१०४) ०-०2 aed 50७ 
ON 3023S 
2395 ०-५० ७४७ SNS 

६ 
र BASEN 2 Al 9४5 


| 
46- सूरः अल-अहक़ाफ़ 


यह सूरः मक्का में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 36 आयतें हैं । 

इस सूर: के आरम्भ में ही उस वास्तविकता को दोबारा प्रकट किया गया है जो 
पिछली सूर: की अन्तिम आयतों में वर्णन की गई है कि धरती और आकाश की हर चीज़ 
और जो कुछ उसमें है वह सब अल्लाह ही की स्तुति कर रहा है । इस सूरः के आरम्भ में 
उल्लेख किया गया है कि धरती और आकाश तथा जो कुछ इनमें है वह इसी सच्चाई पर 
क्रायम है, जिसका इससे पूर्व वर्णन किया गया है । मानो सारा ब्रह्माण्ड अल्लाह तआला 
के अतिरिक्त किसी और की गवाही नहीं दे रहा । इसके तुरंत पश्चात मुश्रिकों को 
सम्बोधित करते हुए कहा है कि यह समस्त धरती और आकाश और जो कुछ इनके अन्दर 
है अल्लाह ही की सृष्टि है । अपने काल्पनिक उपास्यों की कोई सृष्टि भी तो दिखाओ । 
वास्तव में इसमें निहित तर्क यह है कि प्रत्येक सृष्टि पर एक ही स्रष्टा की छाप है । 

यद्यपि इस सूरः में अतीत की जाति आद के विनाश का वर्णन किया गया है जिन्हें 
अहक़ाफ़ (बालू के टीलों) के द्वारा सतर्क किया गया । परन्तु पवित्र कुरआन की इस 
शैली की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि उसमें अतीत की जातियों के वर्णन के साथ 
उससे मिलते -जुलते भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों की ओर भी संकेत कर 
दिया जाता है । इस सूर: में पुनः एक बार दुखान (धुआँ) वाले विषय की ओर संकेत 
किया गया है कि जब भी उन पर बादल छाया करते हैं तो वे समझते हैं कि आकाश से 
उन पर नेमतें बरसेगी । परन्तु जब वह बादल उन तक पहुँचेगा तो उस समय उन को 
ज्ञात होगा कि उसके साथ ऐसी रेडियो -धर्मी हवाएँ आ रही हैं जो प्रत्येक वस्तु को नष्ट 
कर देती हैं। अत: वे अपने आवासों से बाहर निकलने का भी सामर्थ्य नहीं पाएंगे और 
उनके निर्जन आवासों के अतिरिक्त उनके अस्तित्व की ओर कोई गवाही नहीं मिलेगी । 
नागासाकी और हीरोशीमा शहर दोनों इसी की पुष्टि करते हैं । 

आयत संख्या 34 में यह विषय वर्णन किया जा रहा है कि क्या वे देखते नहीं कि 
धरती और आकाश की उत्पत्ति से अल्लाह थकता नहीं । उस युग का मनुष्य कैसे देख 
सकता था ? परन्तु वर्तमान युग का मनुष्य जो धरती और आकाश के रहस्य को जानने का 
प्रयास कर रहा है, वह जानता है कि धरती और आकाश लगातार अनस्तित्वता में डूबते 
और फिर एक नई सृष्टि के रूप में उभर आते हैं । धरती और आकाश को बार-बार समाप्त 
करके पुनः उत्पन्न करना अल्लाह तआला को एक ऐसी क्रिया है जो बता रही है कि वह 
कभी भी उत्पत्ति-क्रिया से थका नहीं । अतएव मनुष्य को कैसे यह मालूम हुआ कि जब 
वह मर जाएगा तो उसको नए सिरे से जीवित करने पर अल्लाह तआला समर्थ नहीं होगा? 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ 









वेद, 2 





स Le फट A 


AT लिए NS 





बह ९ जड़ १, था 








Z / 
* ८““०(० wy 7 


da) 9 4 ५% 





है EYEE | PP) 2.५५ bY 5 : ८ 














र भई हे नह अ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
हमीदुन्‌ मजीदुन्‌ : स्तुति योग्य, अति 
गौरवशाली ।2। 

इस पुस्तक का उतारा जाना पूर्ण प्रभुत्व 
वाले (और) परम विवेकशील अल्लाह 
की ओर से है ।3। 

हमने आकाशों और धरती को और जो 
कुछ उन दोनों के बीच है सत्य के साथ 
और एक निर्धारित अवधि के लिए ही 
पैदा किया । और जिन लोगों ने इनकार 
किया, वे उससे मुँह मोड़ते हैं, जिससे 
उन्हें सतर्क किया जाता है ।4। 

तू पूछ, क्या तुमने उसे देखा है जिसे तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो ? मुझे 
दिखाओ तो सही कि उन्होंने धरती से 
क्या पैदा किया है ? अथवा (अल्लाह के 
साथ) उनका साझीदार होना केवल 
आकाशों ही में है ? यदि तुम सच्चे हो 
तो इससे पूर्ववर्ती कोई पुस्तक अथवा 
ज्ञान का कोई मामूली सा चिह्न मेरे पास 
लाओ ।5। 

और उससे अधिक पथभ्रष्ट कौन होगा 
जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारता है जो 
क़यामत तक उसे उत्तर नहीं दे सकता 
और वे तो उनकी पुकार ही से अनजान 


हैं ।6। 


AS, AS NS, ९, 














ह आई आह भर भह आई अह अर भई अह ४६ 











>>) द ~ । 
न © 2 
SN 5 i EFS 
Ess cpu 
OS Uses SiN) 
© ) 92x कह] | 5 A$ 


नै! © > ह [oo 2० ed ३२५८ र 
a) 932 0%“--० SE) | US 


ADI NEES GG 33 
* ०2 b ~ a ड) 54 
FB ८५६३७ 5८ 


र ऊँ w pa ~ व “रे न्दू ॥ हिल ‘5 w 
ses sl aks 
© । >र 22: 


~ 9 ~~ 


CERNE 204 :2२<८-5०७ ७४ 


5% 2 


५00 | 0)३ 3 (2 |= ou (Fee 


Z Fe | > Es 25% 8 ~ 
SPINY 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ 


और जब लोग इकद्ठे किए जाएँगे तो वे 
(काल्पनिक उपास्य) उनके शत्रु होंगे 
और उनकी उपासना का इनकार कर 
देंगे ।7। 

और जब उन के निकट हमारी खुली- 
खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो वे लोग, 
जिन्होंने सत्य का इनकार कर दिया जब 
वह उनके पास आया, कहते हैं, यह तो 
खुला-खुला जादू है ।8। 

क्या वे यह कहते हैं कि इसने उसे झूठे 
रूप से गढ़ लिया है ? तू कह दे कि 
यदि मैंने यह झूठ गढ़ा होता तो तुम 
अल्लाह के मुक़ाबले पर मुझे बचाने की 
कोई शक्ति न रखते । जिन बातों में 
तुम पड़े हए हो वह उन्हें सबसे अधिक 
जानता है । वह मेरे और तुम्हारे बीच 
गवाह के रूप में पर्याप्त है । और वही 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार- 
बार दया करने वाला है ।9। 

तू कह दे, मैं रसूलों में से पहला तो नहीं 
हूँ और मैं नहीं जानता कि मुझ से और 
तुम से क्या व्यवहार किया जाएगा । मैं 
तो केवल उसी का अनुसरण करता हूँ जो 
मेरी ओर वहइ किया जाता है । और एक 
सुस्पष्ट सतर्ककारी के अतिरिक्त मैं और 
कुछ भी नहीं हूँ ।।0। 

तू पूछ कि क्या तुमने (उसके परिणाम 
पर) ध्यान दिया कि यदि वह अल्लाह 
की ओर से ही हो और तुम उसका 
इनकार कर चुके हो, हालाँकि बनी 
इस्राईल में से भी एक गवाही देने वाले 


| 


{| पारः 26 


ARB Ni SHE 
> } ~ हम > ई E ¢ 
OER 35 sg LSI HS 3 


SE Rees pono Ne 


~ 


De] El 


Ss 2४85 ८८) ३») | 2४6 
oN 
UM ER 


AEs Ea Ee 826 6५५६ 
RR (६2 5 


ASRS AOS 
OAH 3 


HNC EZ 
+ 4» ai २% हर ~ 
SII IP OA EBS 


| त” = 
७ alts NE be ee 


i 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ |] पारः 26 


ने अपने समरूप के पक्ष में गवाही दी 
थी । अतः वह तो ईमान ले आया और हु पर | 

तुमने अहंकार किया । निःसन्देह 6 OOo) ८! 
अल्लाह अत्याचारी लोगों को हिदायत 

नहीं देता ।।। (रुकू ---) 

और उन लोगों ने जिन्होंने इनकार ८63/5८2. |3 46 cp 
किया, उनके सम्बन्ध में कहा जो ईमान a 
लाए, कि यदि यह अच्छी बात होती तो 59 A Gis 
उसे प्राप्त करने में ये हम से आगे न 
निकलते । और अब जबकि वे हिदायत 
पाने में असफल रहे हैं तो अवश्य कहेंगे 
कि यह तो एक पुराना झूठ है ।।2। 

और इससे पूर्व मूसा की पुस्तक एक “६८27 $८८८] LASSE 
पथप्रदर्शक और कृपा स्वरूप थी और यह है 

(अर्थात कुरआन) एक सत्यापन करने 23-४३ 5 ७८84-24 <5 | 4&9 
वाली पुस्तक है जो सरल और शुद्ध भाषा Osa 07 067 
संपन्न है ताकि उन लोगों को सतर्क करे ERS का 
जिन्होंने अत्याचार किया । और जो 

उपकार करने वाले हैं उनके लिए शुभ- 

समाचार स्वरूप हो ।।3। 

निःसन्देह वे लोग जिन्होंने कहा, | PE 98 ८४ 
अल्लाह हमारा रब्ब है फिर (इस बात 


Cs 


SEY HG) 


5 


2 


23 Es 2932: 


© 


ह 
५: \ 
` 
Gr 
CG \ 
3C 
हे 22 
C: &\ 
\—— 





* इस स्थान पर अरबी शब्द शाहिद (गवाही देने वाला) से अभिप्राय हज़रत मूसा अलै. हैं | और उनके 
ईमान लाने का अर्थ आने वाले नबी अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाना 
है । जिनके आगमन की उन्हों ने गवाही दी थी । जैसा कि बाइबिल में लिखा है “मैं उनके लिए उनके 
भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूँगा 
और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूँगा वही वह उनको कह सुनाएगा | (व्यवस्थाविवरण ।8:8) 

यहाँ पर तुम ने अहंकार किया से अभिप्राय बनी-इस्राईल का वह सम्प्रदाय है जो हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इनकार करने वाला था । उन्हें समझाया गया है कि तुम्हारे 
धर्म का संस्थापक तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाता था परन्तु तुम 
उसके अस्वीकारी हो । अर्थात सदा से ही तुम्हारा आचरण इनकार करना है जो अहंकार के कारण 
उत्पन्न होता है । 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ 


पर) अडिग रहे तो न उन को कोई भय 
होगा और न वे शोकग्रस्त होंगे ।4। 

ये ही स्वर्ग निवासी हैं, उसमें सदा रहने 
वाले हैं, उन कर्मो के प्रतिफल स्वरूप जो 
वे किया करते थे ।5। 

और हमने मनुष्य को ताकीद के साथ 
आदेश दिया कि अपने माता-पिता से 
सद-व्यवहार करे । उसे उसकी माँ ने 
कष्ट के साथ (गर्भ में) उठाए रखा और 
कष्ट ही के साथ उसे जन्म दिया । और 
उसके गर्भ-धारण और दूध छुड़ाने का 
समय तीस महीना है । यहाँ तक कि जब 
वह अपनी परिपक्व आयु को पहुँचा और 
चालीस वर्ष का हो गया तो उसने कहा, 
हे मेरे रब्ब ! मुझे सामर्थ्य प्रदान कर कि 
मैं तेरी इस नेमत पर कृतज्ञता प्रकट कर 
सकूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माता- 
पिता पर की। और ऐसे नेक कर्म करूँ 
जिन से तू प्रसन्न हो । और मेरे लिए मेरी 
संतान का भी सुधार कर दे । निश्चित 
रूप से मैं तेरी ही ओर लौटता हूँ और 
निःसन्देह मैं आज्ञाकारियों में से हूँ ।।6। 

यही वे लोग हैं कि जो कुछ उन्होंने 
किया उसमें से उत्कृष्ट कर्म को हम 
उनकी ओर से स्वीकार करेंगे । और 
उनकी बुराइयों को क्षमा करेंगे । वे स्वर्ग 
निवासियों में से होंगे । यह सच्चा वादा 
है जो उनसे किया जाता था ॥7। 


b [Ele 5 > 5] ्‌ 
FS तह 


| पारः 26 


Fz Zz 


{ > TO 


E (६४ > eR र्‌ क, 2 हार 
3 22.0 A 5 EM 


SYN २.० ५५ 


सुर ess mee 
श्र ) जे x | ~? 5] 
ds goals sess 


isles ai 
SBI Ess Lei LS 
Oe GSH] 


Css 
3 sg LF 352४5 ls 
GHGS 525 Al 


OOH 





* जो कुछ उन्होंने किया उस में से उत्कृष्ट कर्म से तात्पर्य यह है कि अल्लाह तआला मोमिनों के 
कुछ कम अच्छे कर्मो के अनुसार नहीं अपितु उनके कर्मो के उत्कृष्ट भाग के अनुसार उनको 


प्रतिफल देगा । 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ 


और वह जिसने अपने माता-पिता से 
कहा, खेद है तुम दोनों पर । क्‍या तुम 
मुझे इस बात से डराते हो कि मैं 
(मृत्योपरान्त पुनः) निकाला जाऊँगा ! 
हालाँकि मुझ से पहले कितनी ही 
जातियाँ गुज़र चुकी हैं । और उन दोनों 
ने अल्लाह से फ़रियाद करते हुए कहा : 
सर्वनाश हो तेरा । ईमान ले आ । 
निःसन्देह अल्लाह का वादा सच्चा है । 
तब वह कहने लगा, ये केवल पहले 
लोगों की कहानियाँ हैं ।।8। 

यही वे लोग हैं जिन पर वह आदेश सत्य 
सिद्ध हो गया जो उनसे पूर्व जिन्नों और 
मनुष्यों की बीती हुई जातियों पर सत्य 
सिद्ध हुआ था । निश्चित रूप से ये सब 
घाटा पाने वाले लोग हैं ।।9। 

और सबके लिए जो वे करते रहे उसके 
अनुसार दर्जे हैं । ताकि (अल्लाह) उनके 
कर्मो का उन्हें पूरा-पूरा प्रतिफल प्रदान 
करे और उन पर अत्याचार नहीं किया 
जाएगा ।20। 

और उस दिन को याद करो जब वे 
लोग जिन्होंने इनकार किया अग्नि के 
सामने पेश किए जाएँगे । (और कहा 
जाएगा) तुम अपनी सब अच्छी चीज़ें 
अपने सांसारिक जीवन में ही समाप्त 
कर बैठे हो और उनसे अस्थायी लाभ 
उठा चुके हो । अतः आज के दिन 
तुम इस कारण अपमानजनक अज़ाब 
दिए जाआगे कि तुम धरती में अनुचित 
रूप से अहंकार करते थे । और इस 


|) पारः 26 


LORE PENCE 


RE 27६ / £ ~त 5 T EE 
99 द्‌ | ७ | SS | 
ZY CN (७ 5 228 5% 5 ed 
LSE 5205 
55 ~ €, Mr #% ०» FS 
०५५४ #40525 80 5250५ 


धो 2 दि 


OSV AEE YG 


Gage 2< <0॥| 
क्र Cel SES, 
OOS OY 
We bs 5s 
gpd Ml meses 
OCs 
BENASSI 
ISG basi 
SESS sii 
GOSS CD34 
4५८५३ %४ ४४ 253 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ 


कारण (भी) कि तुम दुष्कर्म किया 
करते थे ।2।। (रुकू -5-) 

और आद (जाति) के भाई को याद 
कर । जब उसने अपनी जाति को रेत 
के टीलों के पास सतर्क किया, जबकि 
उसके सामने भी और उससे पूर्व भी 
बहुत सी सतर्कवाणियाँ बीत चुकी थीं, 
कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की 
उपासना न करो । निःसन्देह मैं तुम पर 
एक बहुत बड़े दिन के दण्ड से अज़ाब 
हूँ ।22| 

उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इस 
कारण आया है कि हमें अपने उपास्यों 
से हटा दे । अतः यदि तू सच्चा है तो 
उसे ले आ जिसका तू हमें डरावा देता 
है ।23। 

उसने कहा, निःसन्देह ज्ञान तो केवल 
अल्लाह ही के पास है । और मैं तो तुम्हें 
वह संदेश पहुँचा रहा हैँ जिसके साथ 
मुझे भेजा गया है । परन्तु मैं तुम्हें बड़े 
मूर्ख लोग देख रहा हूँ ।24। 

अत: जब उन्होंने उसे एक बादल के 
रूप में देखा जो उनकी घाटियों की ओर 
बढ़ रहा था तो कहा, यह एक ऐसा 
बादल है जो हम पर बारिश बरसाने 
वाला है । नहीं ! बल्कि यह तो वही है 
जिसे तुम शीघ्रता से मांगा करते थे । 
यह एक ऐसा झक्कड़ है जिसमें 
पीड़ाजनक अज़ाब है ।25। 

(जो) प्रत्येक वस्तु को अपने रब्ब के 
आदेश से नष्ट कर देता है । अतः वे ऐसे 


CENA (६:५५ 
Mss YI २००२३ 3५८३ 


2% £ अम SIS} 


~ 
Cs 


5४९७8 ९७5 TI 


ESA EIOU EER IC 
८3 25 45-०५ ४० ४२.३] 
OY pole a 


32223 .55:580.5)5 5365 
CNS 5 )४॥:5 ७95 


ESOP yk 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ 


(नष्ट) हो गए कि उनके घरों के 
अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था । 
इसी प्रकार हम अपराधी लोगों को 
प्रतिफल दिया करते हैं ।26। 

और निःसन्देह हमने उन्हें वह दृढ़ता 
प्रदान की थी जो दृढ़ता तुम्हें प्रदान नहीं 
की । और हमने उनके कान और आँखें 
और उनके दिल बनाए थे । फिर उनके 
कान और उनकी आँखें और उनके दिल 
कुछ भी उनके काम न आ सके, जब 
उन्होंने अल्लाह की आयतों का 
हठधर्मिता के साथ इनकार किया । और 
जिस बात को वे खिल्ली उड़ाया करते थे 
उसी ने उन्हें घेर लिया ।27। (रुकू जे) 
और निःसन्देह हम तुम्हारे इर्द-गिर्द की 
बस्तियों को भी तबाह कर चुके हैं । 
और हमने चिह्नों को फेर-फेर कर वर्णन 
किया ताकि वे लौट आयें ।28। 

फिर क्यों न उन लोगों ने उनकी 
सहायता की जिनको उन्होंने 
(अल्लाह की) निकटता प्राप्ति के 
उद्देश्य से अल्लाह के सिवा उपास्य 
बना रखा था ? बल्कि वे तो उनसे 
खोये गये । और यह उनके झूठ का 
परिणाम था और उसका जो वे झूठ 
गढ़ा करते थे ।29| 

और जब हमने जिन्नों में से एक समूह 
का ध्यान तेरी ओर फेर दिया जो 
कुरआन सुना करते थे । जब वे उसके 
समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, 
चुप हो जाओ । फिर जब बात समाप्त 


{| 


पारः 26 


DUNN ECO J 
OO al ४ ५० 


द CC) १८ ed > 56 ~ 


Ns GSTs 


OOF SNE ss 
0353 2,255 55 2००) ADS YH 
ELE ACG 

GFN SEG sass 


SE ६.23) 5 
af CEL 7 


bs Sia) PE 


De] 
AZZ 27, 2 


_2॥ 9355 si Vio HE 


| 9 PR - >~ 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ 


हो गई तो (वे) अपनी जाति को सतर्क 
करते हुए लौट गए ।30|* 

उन्होंने कहा, हे हमारी जाति ! 
निःसन्देह हमने एक ऐसी पुस्तक सुनी 
जो मूसा के पश्चात उतारी गयी । वह 
उसकी पुष्टि कर रही थी जो उस से पहले 
था । वह सत्य की ओर और समन्मार्ग की 
ओर हिदायत दे रही थी ।3।।” 

हे हमारी जाति ! अल्लाह की ओर 
आह्वान करने वाले को स्वीकार करो और 
उस पर ईमान ले आओ । वह तुम्हारे 
पाप क्षमा कर देगा और तुम्हें पीड़ाजनक 
अज़ाब से बचाएगा ।32|** 

और जो अल्लाह की ओर आह्वान करने 
वाले को स्वीकार नहीं करता तो वह 
धरती में (उसे) असमर्थ करने वाला नहीं 
बन सकता । और उसके विरुद्ध उसके 
कोई संरक्षक नहीं होते । यही वे लोग हैं 
जो खुली-खुली पथभ्रष्टता में हैं ।33। 
और क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह 
जिसने आकाशों और धरती को पैदा 
किया और वह उनकी उत्पत्ति से थका 
नहीं, इस बात पर समर्थ है कि मृतकों 


! |) पारः 26 


0) Po + 22 > 5 [ed 
° CR =) So 
© CR 5 So] ~ 9१ 


> i, ¢ ~ | 222 हि 2 द 
2925 TEs] ०४३० 


2५ कर हक पक ४52 w | 5, 
OS IDY NY HOA 
Z 4 
Oli 
NTs) 
SR) 22 RC है! | | > “Y: DE 
> ०-4 कक Es क — ~ CF 


Z 


L ia >> 232 CF + 24 2 
£3 BI NS OANG 
x | के भा 

Cis rr (0५5 (५ 38॥| | 
© 225९2 2०429 | 
CoN ESHA 255 


०० Bel, Mie vas pa Do 
293 0७३७० HSPN 





: इस आयत में जिन जिन्नों का उल्लेख है वे लोक-प्रचलित काल्पनिक जिन्न नहीं थे बल्कि एक 
महान जाति के सरदार थे जिन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सूचना पा कर 
स्वयं जाकर देखने और निर्णय करने का इरादा किया । अतः जब वे अपनी जाति की ओर लौटे तो 
उन्हें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सच्चाई का शुभ-समाचार सुनाया । 

*# इस आयत में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि वह नबी आ गया है जिसने हज़रत मूसा अलै. 
के पश्चात एक सम्पूर्ण शरीअत (धर्म विधान) लानी थी । 


«९०१०० 
CN 


उन्होंने अपनी जाति की ओर वापसी पर उपरोक्त वर्णन के पश्चात उनको उपदेश दिया कि यह 


सच्चा नबी है । इस कारण इस पर ईमान ले आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है और सावधान किया कि 
जो भी अल्लाह की ओर बुलाने वाले का इनकार करता है वह उसे असफल नहीं कर सकता । 


सूरः 46, अल-अहक़ाफ़ 


को जीवित करे ? क्‍यों नहीं ! निःसन्देह 
वह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे 
स्थायी सामर्थ्य रखता है ।34। 

और याद रखो उस दिन को जिस 
दिन वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
अग्नि के सामने पेश किए जाएँगे । 
(उन्हें कहा जाएगा) क्या यह सच 
नहीं था ? वे कहेंगे, क्यों नहीं । 
हमारे रब्ब की सौगन्ध ! (यह सच 
था) । वह उनसे कहेगा, तो फिर 
अज़ाब को चखो । इस कारण कि 
तुम इनकार किया करते थे ।35। 

अतः धैर्य धर जैसे दृढ़-संकल्प रसूलों ने 
धैर्य धारण किया । और उनके विषय में 
शीघ्रता न कर । जिस दिन वे उसे देखेंगे 
जिससे उन्हें डराया जाता है तो यूँ लगेगा 
जैसे दिन की एक घड़ी से अधिक वे 
(प्रतीक्षा में) नहीं रहे । संदेश पहुँचाया 
जा चुका है । अतः क्या दुराचारियों के 
अतिरिक्त भी कोई नष्ट की किया जाता 
है ? ।36। (रुकू -+) 


Ge 


ESS HG 


FE Cy iN 53S IE 


Z 5S A 
Os + +e 


Coe] isl soe FE 
bed ges ०८६४४ ei! 
YS 0g Ds 


Sls os 
OY 


~ fOr 





$ इस उपदेश के पश्चात इस शाश्वत सत्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जिसकी ओर प्रत्येक 
नबी अपनी जाति को बुलाता है कि वह मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान पर ईमान लाएँ जिसके बिना 


ईमान सम्पूर्ण नहीं होता । 


)॥॥ 
47- सूरः मुहम्मद 


यह सूरः मदनी है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 39 आयें हैं । 

यद्यपि यह सूरः आयतों की गिनती की दृष्टि से बहुत छोटी है, इसमें व्यवहारिक 
रूप से कुरआन की पिछली समस्त सूरतों का सारांश वर्णन कर दिया गया है । जैसा कि 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम सब नबियों के द्योतक थे । 

इस सूरः की आयत सं. ।9 में यह कहा गया है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम जिस वृहद आध्यात्मिक क़यामत के लिए भेजे गए उसके निकट होने के 
समस्त लक्षण प्रकट हो चुके हैं । अतः उस समय उन लोगों का उपदेश ग्रहण करना किस 
काम आएगा जब वह क़यामत उपस्थित हो जाएगी । 

प्रत्र 


सूरः 47, मुहम्मद 





A 
«77 


*८) 9 


A Z 
4 47 4 


2 











=e 


A, बह 5 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और ) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

वे लोग जिन्होंने इनकार किया और 
अल्लाह के मार्ग से रोका, उसने उनके 
कर्मों को नष्ट कर दिया ।2। 

और वे लोग जो ईमान लाए और नेक 
कर्म किए और उस पर ईमान लाए जो 
मुहम्मद पर उतारा गया, और वही 
उनके रब्ब की ओर से सम्पूर्ण सत्य है । 
उनके दोषों को वह दूर कर देगा और 
उनकी अवस्था को ठीक कर देगा ।3। 
यह इस कारण होगा कि वे जिन्होंने 
इनकार किया उन्होंने झूठ का 
अनुसरण किया । और वे जो ईमान 
लाए उन्होंने अपने रब्ब की ओर से 
आने वाले सत्य का अनुसरण किया । 
इसी प्रकार अल्लाह लोगों के सामने 
उनके उदाहरण वर्णन करता है ।4। 
अतः जब तुम उन लोगों से भिड़ जाओ 
जिन्होंने इनकार किया तो (उनकी) 
गर्दनों पर प्रहार करना । यहाँ तक कि 
जब तुम उनका अधिक मात्रा में रक्‍त 
बहा लो तो दृढतापूर्वक बंधन कसो । 
फिर इसके पश्चात उपकार स्वरूप 
अथवा मुक्तिमूल्य लेकर मुक्त करना । 
यहाँ तक कि युद्ध अपने हथियार डाल दे। 


ऐसा ही होना चाहिए । और यदि 


५% >] 9 ~ | & ८? 9 4548 


2 क 





hous 0) 


बट जड़ जद बह हंड जद क अध जड़ आट 
OH Lye »-.. 
AL ELAS CN 
OF हक 8] 
00 Coll dee sla ols 
oil Bsa Eps 

Esl 3० 2४८ हक ही 
Ox 


CEASE 


2 ७०७०2 ~ 2 


~) ) Ce Co Dd 
> | ला 
OIE EE 


GUI 


सूरः 47, मुहम्मद 


अल्लाह चाहता तो स्वयं उनसे प्रतिशोध; , 


लेता परन्तु (उसका) उद्देश्य यह है कि 
वह तुम में से कुछ को कुछ के द्वारा 
परीक्षा में डाले । और वे लोग जिन्हें 
अल्लाह के मार्ग में घोर कष्ट पहुँचाया 
गया, उनके कर्मो को वह कदापि नष्ट 
नहीं करेगा ।5।* 

वह उन्हें हिदायत देगा और उनकी 
अवस्था ठीक कर देगा ।6। 

और उन्हें उस स्वर्ग में प्रविष्ट करेगा 
जिसे उनके लिए उसने बहुत उत्तम 
बनाया है ।7। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! यदि तुम 
अल्लाह की सहायता करो तो वह 
तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे पैरों 
को दुढ़ता प्रदान करेगा ।8। 

और वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
उनका सर्वनाश हो और (अल्लाह ने) 
उनके कर्मो को नष्ट कर दिया ।9। 

यह इस लिए था कि जो कुछ अल्लाह ने 
उतारा उन्होंने उसे नापसन्द किया । 
अतः उसने उनके कर्मो को नष्ट कर 
दिया ।।0| 


ed [| CE rd 
BAECS EERE 


पारः 26 


rere 36% CU eB 


(रे dl |9 Ur Ee Vo (5-३ 
Ob FN os 3 


0520८ 
< st 6 co IR ~ 2 है. कल नी 
OIF Ee 936i Ns 


~ 


Og ses 


ZY 2 Dred 2 SA) > सु EE 
a 9a 5 | 3 Neg 2 ] L 


OLA टँ, 2 
OCC DLgI 
श 


Tz Ee [iS PR rd i Zz 
(० signs ns 


Og 
FHI 





* इस आयत में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के प्रमुख उद्देश्य वर्णन कर दिए गए हैं । पहले तो यह 
कि जिन लोगों ने मोमिनों के विरुद्द शस्त्र उठाए उन को पराजित करके उस समय तक अवश्य 
दृढतापूर्वक बांधे रखो जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए । इसके पश्चात या तो मुक्तिमूल्य लेकर छोड़ 
दिया जाए अन्यथा बिना मुक्तिमूल्य लिए दया पूर्वक छोड़ दिया जाए तो यह भी बहुत अच्छा है । जो 
लोग इस्लाम के प्रतिरक्षात्मक युद्धों को बलपूर्वक मुसलमान बनाने के लिए किये गये युद्ध कहते हैं, 
उनका यह आयत प्रबल रूप से खण्डन करती है । क्योंकि यही सबसे अच्छा अवसर हो सकता था 
कि उन क़ौदियों को मुसलमान बना लिया जाता । परन्तु मुसलमान बनाना तो दूर, उनके ईमान न 
लाने पर भी उन्हें स्वतन्त्र करने का आदेश दिया गया है । यहाँ तक कि यदि मुक्तिमूल्य भी न लो तो 


यह भी उत्तम है । 


सूरः 47, मुहम्मद 


अतः क्या वे धरती में नहीं फिरे जिसके 
परिणामस्वरूप वे देख लेते कि उनसे 
पहले लोगों का अन्त कैसा था ? 
अल्लाह ने उन पर विनाश की मार डाली 
और (इन) काफ़िरों से भी उन जैसा ही 
व्यवहार किया जाएगा ।।।। 

यह इस लिए है कि अल्लाह उन लोगों 
का संरक्षक होता है जो ईमान लाए और 
काफ़िरों का निश्चित रूप से कोई 
संरक्षक नहीं होता ।।2। (रुकू ) 
निःसन्देह अल्लाह उन लोगों को जो 
ईमान लाए और उन्होंने नेक कर्म किए, 
ऐसे स्वर्गो में प्रविष्ट करेगा जिनके दामन 
में नहरें बह रही होंगी । जबकि वे लोग 
जिन्होंने इनकार किया अस्थायी लाभ 
उठा रहे हैं और वे इस प्रकार खाते हैं 
जैसे पशु खाते हैं । हालाँकि अग्नि उन 
का ठिकाना है ।।3। 

और कितनी ही बस्तियाँ थीं जो तेरी 
(इस) बस्ती से अधिक शक्तिशाली थीं, 
जिसने तुझे निकाल दिया । हमने उनको 
नष्ट कर दिया तब कोई उनका सहायक 
नहीं निकला ।।4। 

अतः जो अपने रब्ब की ओर से खुली- 
खुली हिदायत पर हो, क्या उस जैसा हो 
सकता है जिसे उसके कुकर्म सुन्दर 
करके दिखाए गए हों और उन्होंने अपनी 
इच्छाओं का अनुसरण किया हो ? ।।5। 
उस स्वर्ग का उदाहरण जिसका 
मुत्तक्रियों को वादा दिया जाता है, (यह 
है कि) उसमें कभी प्रदूषित न होने वाले 


)) | 


पार; 26 


3558 oN Bs >8| 


+ FE 5 72 ५8 ~ (& K 2 2 
BORD ABE 


हा 


6) कस (७६८ > १.२४.) 7 OE Sz ४ ४० 
~ ~ 


ri TS BN OT RE rk | 
Sl Hal ss BLS 


E Tso Ess 5 2 
OASYS 


° (R° ~ 


SAG 
OE 55४5 5४3) 
FIELDS ISI 
Ces 9 
CEN 
HT AEF ४02 
७८६ 525४७ 


~ uw Fe ~£ ५ Go wes Tur uke€ je ~ 
COS PIA DdEOSC) 


Che AsV UES Fe 


ts + श es ~ 2 Ps „8 a5) ~ vi 
€) £ 3 * 
दे | 92s) | 9 _S | 4-२ | ( Ls 


> 
> 2 
शक) 6 


wR | | ~ र | ०% gus yl 2 | 
ORI 2S > 


सूरः 47, मुहम्मद 


पानी की नहरें और दूध की नहरें हैं 
जिसका स्वाद नहीं बिगड़ता । और 
शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए 
खूब स्वादिष्ट है । और ऐसे शहद की 
नहरें हैं जो विशुद्ध है । और उनके लिए 
उसमें प्रत्येक प्रकार के फल होंगे और 
उनके रब्ब की ओर से बड़ा क्षमादान भी 
(होगा) । क्या (ऐसे लोग) उस जैसे हो 
सकते हैं जो अग्नि में लम्बे समय तक 
रहने वाला हो और खौलता हुआ पानी 
उन्हें पिलाया जाए जो उनकी अन्तड़ियाँ 
काट कर रख दे ।6।_ 

और उनमें वे भी हैं जो (प्रत्यक्ष रूप से) 
तेरी ओर कान धरते हैं । यहाँ तक कि 
जब वे तेरे पास से चले जाते हैं तो उन 
लोगों से जिन्हें ज्ञान दिया गया है पूछते 
हैं कि अभी अभी उसने क्या कहा था ? 
यही वे लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह 
ने मुहर लगा दी और उन्होंने अपनी 
इच्छाओं का अनुसरण किया ।॥7। 

और वे लोग जिन्होंने हिदायत पाई 
उनको उसने हिदायत में बढ़ा दिया और 
उनको उनका तक़वा प्रदान किया ।।8। 
अतः क्या वे केवल निश्चित घड़ी की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह सहसा उनके 


| पारः 26 


३*६- 


~ (8 ७) EK “ab Aa ON 
९-5२: HERG iE 
CIC SVB fad 

(56 A 5588 ८5 
६२४७ £ 


CIS Bd 


oD 3 
che] 


42 Ce Ose 
SNAG Sal 
GHENT BIOENG Sl 
HES KE NES 
EEE SEF 

७ »« +४: 


soe 


27 » 


sas ES 





* यह आयत लगातार उपमाओं का वर्णन कर रही है । क्योंकि इस भौतिक संसार में तो न पानी खड़ा 
रहने पर प्रदूषित होने से बच सकता है, न दूध ख़राब होने से बच सकता है, न शराब ऐसी हो 
सकती है जो केवल स्वादिष्ट हो परन्तु नशा न दे । और इस संसार में तो मनुष्य को यदि केवल यही 
वस्तुएँ उपलब्ध हों तो कभी इन्हीं वस्तुओं पर ही संतुष्ट नहीं हो सकता । अतः स्पष्ट रूप से ये 
उपमाएँ हैं । जो लोग संसार में इन वस्तुओं को अच्छा समझते हैं अथवा उनसे लाभ जुड़ा हुआ देखते 
हैं, उनको शुभ-समाचार दिया जा रहा है कि स्वर्ग में उनको उनके लाभ की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएँ प्रदान 


की जाएँगी । 


सूरः 47, मुहम्मद 


पास आ जाए ? अत: उसके लक्षण तो 
प्रकट हो चुके हैं । फिर जब वह भी 
उनके पास आ जाएगी तो उस समय 
उनका उपदेश ग्रहण करना उनके किस 
काम आएगा ? ।।9। 

अत: जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई 
उपास्य नहीं और अपनी भूल-चूक के 
प्रति तथा मोमिन पुरुषों और मोमिन 
स्त्रियों के लिए भी क्षमा याचना कर । 
और अल्लाह तुम्हारे यात्रा कालीन 
ठिकानों को ख़ूब जानता है और स्थायी 
ठिकानों को भी ।20। (रुकू ह) 

और वे लोग जो ईमान लाए हैं, कहेंगे 
कि क्यों न कोई सूर: उतारी गई ? 
अतः जब कोई निर्णायक सूर: उतारी 
जाएगी और उसमें युद्ध का वर्णन 
किया जाएगा तो वे लोग जिनके 
दिलों में रोग है तू उन्हें देखेगा कि वे 
तेरी ओर इस प्रकार देखते हैं जैसे वह 
व्यक्ति देखता है जिस पर मृत्यु की 
मूर्च्छा छा गई हो । अतः सर्वनाश हो 
उनका ।2| 

आज्ञापालन और अच्छी बात चाहिए । 
अत: अब जबकि यह बात पक्की हो 
चुकी है, यदि वे अल्लाह के प्रति 
निष्ठावान होते तो अवश्य उनके लिए 
उत्तम होता ।22। 

क्या तुम्हारे लिए संभव है कि यदि तुम 
प्रबंधक बन जाओ तो धरती में उपद्रव 
करते फिरो और अपने निकट-सम्बन्धों 
को काट दो ? (कदापि नहीं) ।23। 


)) | 


पारः 26 


Zz 
CO) 
A ~ 


Bag sree is 


+ 5 Bee 


() 52 
>>». PE 


~ Cid 


BESHEE ५) ०) ५ ०5 2७ 
i geil 2+ a HIER 
Leslie ols <-४-2 

| [e 5 रन हे पट peur < 72% ~ 

द्‌ €) pure CUE 


4 27७ sR 
339 ea! Ys | FR 


_# “५... 


(६3 5355 4०.७ ००१० | | 5७ 
AIBN 


(८258  $5:७ 095 $ 4८05 
छठ 


~ 


ie OS Ss 63 


SLOSS SS Ek 
Os 532) 


सूरः 47, मुहम्मद 


यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने 
लानत की और उन्हें बहरा कर 
दिया और उनकी आँखों को अंधा 
कर दिया ।24। 

अत: क्या वे कुरआन पर चितन-मनन 
नहीं करते अथवा उनके दिलों पर ताले 
पड़े हुए हैं ? ।25| 

निःसन्देह वे लोग जो अपनी पीठ 
दिखाते हुए धर्म से फिर गए, जब कि 
उन पर हिदायत स्पष्ट हो चुकी थी । 
शैतान ने उन्हें (उनके कर्म) सुन्दर 
करके दिखाए और उन्हें झूठी आशाएँ 
दिलाई ।26। 

यह इसलिए हुआ कि जो अल्लाह ने 
उतारा, उस से जिन लोगों ने घृणा की 
उनसे उन लोगों ने (यह) कहा कि हम 
अवश्य कुछ बातों में तुम्हारा 
आज्ञापालन करेंगे । और अल्लाह उनकी 
गोपनीयता को जानता है ।27। 

अत: (उनकी) क्या दशा होगी जब 
फ़रिश्ते उन्हें मृत्यु देंगे ? वह उनके 
चेहरों और पीठों पर आघात 
लगाएँगे ।28। 

यह परिणाम है उसका कि उन्होंने उस 
बात का अनुसरण किया जो अल्लाह को 
अप्रसन्न करती है और उसकी प्रसन्नता 
को नापसन्द किया । अतः उसने उनके 
कर्म नष्ट कर दिए ।29। (रुकू ->) 
क्या वे लोग जिन के दिलों में रोग है 
धारणा करते हैं कि अल्लाह उनके द्वेषों 
को बाहर नहीं निकालेगा ? ।30। 


END 


2० 


पार; 26 


22G रथ 


Lage 


EB बा 


© 32) Ls] Lows | 9 


25 WER 93555 


CINE] 


CG a 2 2 ls SNES) 


soda GNC AEG 


~ 


O24) ८h 9 


Sela Said 


x ~ (कर +27 RE AOS DSS FT 
|9 हक 9 rer \ 3 FREI 


CME 
०० > SS Log Has 


©3236) 9348 9239 


0 ८ et 7 CSE 


6. OIE BEE 2) 55 


नी 


~ FE (3८)३-)| ८....>. | | 


सूरः 47, मुहम्मद 


और यदि हम चाहें तो तुझे अवश्य वे 
लोग दिखा देंगे । और तू उनको अवश्य 
उनके लक्षणों से जान लेगा और उनको 
उनकी बोल-चाल से अवश्य पहचान 
लेगा और अल्लाह तुम्हारे कर्मो को 
जानता है ।3।।ˆ 

और हम अवश्य तुम्हारी परीक्षा लेंगे । 
यहाँ तक कि तुम में से जिहाद करने वाले 
और धैर्य धरने वाले को सुस्पष्ट कर दें 
और तुम्हारी अवस्था को परख लें ।32। 
निःसन्देह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
और अल्लाह के मार्ग से (लोगों को) 
रोका और रसूल का विरोध किया, 
जबकि हिदायत उन पर स्पष्ट हो चुकी 
थी, वे कदापि अल्लाह को कुछ हानि 
पहुँचा नहीं सकेंगे । और वह अवश्य 
उनके कर्मो को नष्ट कर देगा ।33। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
का आज्ञापालन करो और रसूल का 
आज्ञापालन करो और अपने कर्मो को 
बर्बाद न करो ।34। 

निःसन्देह वे लोग जिन्होंने इनकार किया 
और अल्लाह के मार्ग से (लोगों को) 
रोका, फिर वे इस अवस्था में मर गए कि 
वे काफिर थे तो अल्लाह कदापि उनको 
क्षमा नहीं करेगा ।35। 


|| | 


पारः 26 


Prd a8 po |, i 2 353 
25 b 


Si, 5 (3 se 
Oss sgl 


22 |2> 


| FO | SEN wy 5 BC g Ost 53 
270 FY 


O25 9 ८२ yo 9a 


LESS RHO) 
EG be 


RRS 6 ~ | 


नी 
¢ 
| 99 


his sri sl 
Orgs] 


| AEN AES 523४8 
OIE SY 32) 
UNMET EIGN 


A USB 99८ »5 
5 





१ आयत सं. 30-3! : इन आयतों में मुनाफ़िकों को सावधान किया गया है कि यदि वे यह समझते हैं 
कि वे अपने सीनों में ईर्ष्या और द्वेष को छिपाए रहेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा तो यह नहीं 
हो सकता । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में कहा कि उनको तू उनके चेहरों 
और बोल-चाल से ही पहचान लेता है । अतः मुनाफ़िक़ संभवतः सीधे सादे लोगों से छिपे रह 
सकते हों परन्तु हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी अवस्था के बारे में भली -भाँति 


अवगत थे । 


सूरः 47, मुहम्मद 


अतः कमज़ोरी न दिखाओ कि संधि की 
ओर बुलाने लगो जबकि तुम ही विजयी 
होने वाले हो । और अल्लाह तुम्हारे साथ 
है और वह कदापि तुम्हें तुम्हारे कर्मो 
(का बदला) कम नहीं देगा ।36। 
निःसन्देह संसार का जीवन केवल 
खेल-कूद और आत्मलिप्साओं को पूरा 
करने का ऐसा साधन है जो परम 
उद्देश्य से असावधान कर दे । और यदि 
तुम ईमान लाओ और तक्वा धारण 
करो तो वह तुम्हें तुम्हारे प्रतिफल 
प्रदान करेगा और तुमसे तुम्हारी धन- 
सम्पत्ति नहीं माँगेगा ।37। 
यदि वह तुमसे वह (धन) माँगे और 
तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम कंजूसी 
करोगे और वह तुम्हारी ईर्ष्या को बाहर 
निकाल देगा ।38। 
देखो ! तुम वे लोग हो कि तुम्हें अल्लाह 
के पथ में खर्च करने के लिए बुलाया 
जाता है । फिर तुम में से वह भी है जो 
कंजूसी से काम लेता है । हालाँकि जो 
कंजूसी से काम लेता है तो वह निश्चित 
रूप से अपनी ही जान के विरुद्ध कंजूसी 
करता है । अल्लाह धनवान्‌ है और तुम 
कंगाल हो । यदि तुम फिर जाओ तो वह 
तुम्हारे बदले अन्य लोगों को ले आएगा । 
फिर वे तुम्हारी भाँति नहीं होंगे ।39। 
(रुकू -ह-) 


पारः 26 


A AGNES FES 
Osis ON 


Oi 


5 2 A pe oir 2 2 
> | 2 32 las 9 9५% 


कं 20 


5 
Ese 5 है रह 7 FINN ¢ ०% | 
SBS \ fo ९-० स \ ~ eo 


72 a > > 5 oe 
(9 का = | 6 2 9 


@ 42) ड 5/2 fT aT 
ISSR SSS HS ५० ७ 


C2 Ce Fe f 


577 ६ > 4 52 2 4 €. WC हट 
EN ८४ KFS PO) al ( 729 
2d ~+ २६ 5 ~ Rl Es ७ हक 
40 3 (० _ (०८८५०: 22 
३१74८ ३१।~ Aten ail EIT 2 क ८ 


८43 हि 2 


EX io $53 72% [६2६ 5 2% 2८ 
IDDGY ०» SE GSO 


AZZ 


I 


||} 


48- सूरः अल-फ़त्ह 





यह सूरः हुदैबिया नामक स्थान पर मक्का के काफ़िरों के साथ ऐतिहासिक संधि 
करके वापसी पर उतरी । बिस्मिल्लाह सहित इसकी 30 आयें हैं । 

सूरः मुहम्मद के बाद सूर: अल्‌-फत्ह आती है, जिसमें हज़रत मुहम्मद सल्ल. के 
ऊँचे रुत्बे का उल्लेख किया गया है जो आयत सं. ।! में वर्णित है कि हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रुत्बा इतना ऊँचा था कि पूर्ण रूप से वह अल्लाह 
तआला के हो गए थे और इसी कारण उनका आगमन मानो अल्लाह तआला का आगमन 
था । उन के हाथ पर बैअत करना मानो अल्लाह तआला के हाथ पर बैअत करना था । 
जैसा कि फर्माया निःसन्देह वे लोग जो तेरी बैअत करते हैं वे अल्लाह ही की बैअत 
करते हैं । अल्लाह का हाथ है जो उनके हाथ पर है । (आयत सं. ।।) 

आयत सं. ।9 में अल्लाह तआला की बैअत वाली विषयवस्तु की पुनरावृत्ति की 
गई है । जब हुदैबिया संधि के अवसर पर एक वृक्ष के नीचे मोमिन हज़रत मुहम्मद सल्ल. 
के हाथ पर बैअत की प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति कर रहे थे । इसके साथ ही यह वादा कर 
दिया गया कि सहाबा रजि. के दिल में हज्ज न करने के कारण जो भी कसक थी वह इस 
बैअत के पश्चात पूर्ण रूप से दूर कर दी गई और संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई और जिस बात 
को पराजय समझा जाता था अर्थात मक्का में प्रविष्ट न हो पाना, उसने भविष्य में 
समस्त प्रकार के विजय की नींव डाल दी । जिनमें निकट की विजय भी शामिल थी और 
बाद में आने वाली विजय भी । 

अन्त में मोमिनों से वादा किया गया है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को जो स्वप्न दिखाया गया था वह निश्चित रूप से सत्य के साथ पूरा होगा । और 
सहाबा रजि. उस पर साक्षी ठहरेंगे कि वे हज्ज के धार्मिक कृत्यों को पूरा करते हए 
मक्का नगरी में प्रवेश करेंगे । और यह मक्का विजय समग्र मानव जाति पर विजय प्राप्ति 
का आधार बनेगी । 

सूरः मुहम्मद के पश्चात इस सूरः में फिर हज़रत मुहम्मद सल्ल. के नाम का 
उल्लेख किया गया और स्पष्ट रूप से हज़रत मूसा अलै. की उस भविष्यवाणी का उल्लेख 
कर दिया गया जिसमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगमन का उन के 
'मुहम्मद' नाम के साथ प्रकट किया गया था और उन समस्त सद्गुणों का उल्लेख किया 
गया जो उस महान प्रतापी नबी और उसके साहाबियों के लिए निश्चित थे । फिर 
बाइबिल की एक भविष्यवाणी का वर्णन किया गया । अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्ल. के 
आगमन की भविष्यवाणी केवल बाइबिल के “पुराने नियम में ही नहीं बल्कि “नये 


|| || 


नियम में भी हज़रत ईसा अलै. के द्वारा की गई थी जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के सौम्य रूप का द्योतक है । और एक ऐसी खेती से उसका उदाहरण दिया 
गया है जिसे कोई अहंकारी अपने बुरे इरादों के बावजूद कुचलने में सफल नहीं होगा और 
एक नहीं बल्कि कई कृषिकार ऐसे होंगे जो वह खेती लगाएँगे । 


78978 2६ 


सूरः 48, अल-फ़त्ह [))} पारः 26 


किए 





हे 


Sie Se ys | 


“१ 2 ३. ३: 6 EC) Es Os UN 59 LY 5 *, 
Ne आटा औट i ee 











अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
निःसन्देह हमने तुझे खुली-खुली विजय SEES 
प्रदान की है ।2। 

ताकि अल्लाह तुझे तेरी अतीत की और [५५50६ 55s fi ERITREA! 
भविष्य में होने वाली प्रत्येक भूल-चूक PRPC NO: 
को क्षमा कर दे । और तुझ पर अपनी - oe eS 5G 


Poros NEVES PVN 


नेमत को पूरा करे और सन्मार्ग पर OLS 
परिचालित करे ।3।* 

और अल्लाह तेरी वह सहायता करे OPES NES 
जो सम्मान जनक और प्रभुत्व वाली 

सहायता हो ।4। 


वही है जिसने मोमिनों के दिलों में प्रशान्ति , ? $ ६६7<..| (5 \ 5५4 
उतारी ताकि वे अपने ईमान के साथ ईमान ELS) VG ४, ड Fl 
में अधिक बढ़ें । और आकाशों और धरती ३! |+ 29 ड 
की सेनाएँ अल्लाह ही की सम्पत्ति हैं । और ०५०.)| 3५5 4) 9 2&4] & 


अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) 3 2 502 BND AN कद 
परम विवेकशील है ।5। OSE) Ys 


ताकि वह मोमिन पुरुषों और मोमिन ..५८ . ! र MI र eg 
स्त्रियों को ऐसे स्वग में प्रविष्ट करे ते ते एटडन एडल्ट 


# आयत संख्या 2-3 : इन आरम्भिक आयतों में मोमिनों को यह शुभ-समाचार दिया गया है कि 
उनको शानदार विजय प्राप्त होंगी । 
आयत सं. 3 में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए अरबी शब्द ज़ंब प्रयुक्त हुआ है 
जिससे अभिप्राय पाप नहीं है । इसका यह अर्थ नहीं है कि जिस प्रकार तू पहले पाप किया करता था 
इसी प्रकार आगे भी करता चला जा तो सब पाप क्षमा कर दिए जाएँगे । वास्तविक अर्थ यह है कि 
जिस प्रकार तू पहले भी पाप से पवित्र था, जिस पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
सारा जीवन साक्षी है इसी प्रकार भविष्य में भी अल्लाह तआला सुरक्षा का वादा करता है। यहाँ तक 
कि नेमत संपूर्ण हो जाए । यहाँ नेमत से अभिप्राय नुबुव्वत है । 





सूरः 48, अल-फ़त्ह 


जिनके दामन में नहरें बहती हैं । वे 
उनमें सदा रहने वाले होंगे । और वह 
उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर दे । और 
अल्लाह के निकट यह एक बहुत बड़ी 
सफलता है ।6। 

और ताकि वह मुनाफिक़ पुरुषों और 
मुनाफ़िक़ स्त्रियों को और मुश्रिक पुरुषों 
और मुश्रिक स्त्रियों को अज़ाब दे जो 
अल्लाह पर कु-धारणा रखते हैं । 
विपत्तियों का चक्र स्वयं उन्हीं पर पड़ेगा 
और अल्लाह उन पर क्रोधित है । और 
उन पर ला'नत करता है और उसने 
उनके लिए नरक तैयार किया है और वह 
बहुत बुरा ठिकाना है ।7। 

और आकाशों और धरती की सेनाएँ 
अल्लाह ही की हैं । और अल्लाह पूर्ण 
प्रभुत्व वाला (और) परम विवेकशील 
है ।8। 

निःसन्देह हमने तुझे एक गवाह तथा 
शुभ-समाचार दाता और सतर्ककारी के 
रूप में भेजा ।9। 

ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर 
ईमान लाओ और उसकी सहायता करो 
और उसका सम्मान करो और सुबह और 
शाम उसका गुणगान करो ।0। 


निःसन्देह वे लोग जो तेरी बैअत करते हैं 
वे अल्लाह ही की बैअत करते हैं । 
अल्लाह का हाथ है जो उनके हाथ पर 
है। अत: जो कोई प्रतिज्ञाभंग करे तो वह 
अपने ही हित के विरुद्ध प्रतिज्ञाभंग 


|| (| 


पारः 26 


3 ~ ६3४ 39022 2 | We > 5 ER 
. \ |. \ & >>.) (2 > 

*/ क ~~ ~ ~ 4 22 कै 
है 38 ET एप ~ 


5! | Fe ४६ +L > 
5 23 OSS ~€ 5 By be 


y [sal 7: she” £ 5% Dr 
OS |) 5 Ls 


एः ~ CES) 3.०१4१ ~ N75 6 
iil Cos oO 3 
3० Us | Fl ~ ~ 2 ~ 
CE Sls Sls 


2 ~ 


© Fe पाई हि b नी {~ क a ८ 
(2 Ioan OE 9 ss 


॥, 
[ED 


~ E Ds , >i” yee 2242 
OS (2) ४३ ge) +4) 9 
७६:५५ jl 


| 
CEE ed COS i रॉ w ०2 kr 
२१) 9-99 ५०५ [१५ +5 
० i BB 2226 ~ + अज>जअज ४ ,>ई> 
5) 2 ०१ 3 + १ 
७9५2 $ 


सूरः 48, अल-फ़त्ह 


करता है । और जो उस प्रतिज्ञा को पूरा 
करे जो उसने अल्लाह से की है, तो 
निःसन्देह वह उसे बहुत बड़ा प्रतिफल 
प्रदान करेगा ।।।। (रुकू -7) 

मरुभूमि निवासियों में से पीछे छोड़ दिए 
जाने वाले तुझ से अवश्य कहेंगे कि हमें 
हमारी धन-सम्पत्तियों और हमारे घर 
वालों ने व्यस्त रखा । अतः हमारे लिए 
(अल्लाह के निकट) क्षमा याचना कर। 
वे अपनी जिह्वा से वह कहते हैं जो 
उनके दिलों में नहीं है । तू कह दे कि 
यदि वह (अल्लाह) तुम्हें कष्ट पहुँचाना 
चाहे अथवा लाभ पहुँचाने का विचार 
करे, तो कौन है जो अल्लाह के 
मुक़ाबले पर तुम्हारे पक्ष में कुछ भी 
क्षमता रखता है ? सच यह है कि जो 
कुछ तुम करते हो अल्लाह उस से खूब 
अवगत रहता है ।।2। 

बल्कि तुम धारणा करते रहे कि रसूल 
और ईमान लाने वाले अपने घर वालों 
की ओर कभी लौट कर नहीं आएंगे । 
और यह बात तुम्हारे दिलों को सुन्दर 
करके दिखाई गई । और तुम दुर्विचार 
करते रहे और तबाह होने वाले लोग बन 
गए ।।3। 

और जो अल्लाह और उसके रसूल पर 
ईमान नहीं लाया तो निःसन्देह हमने 
काफ़िरों के लिए भड़कने वाली अग्नि 
तैयार कर रखी है ।।4। 

और आकाशों और धरती का साम्राज्य 
अल्लाह ही का है । वह जिसे चाहता है 


||| पारः 26 


Ss tbe 


§ ७५७:५5८।८< 4: gsi 
ole tye Osa) Osi 


Uae Gass 
bs 5 ह! शू (६ DN जल्द aT ~ Fi ई 
~? 2३७ So > \ Os 92 
LEPINE SERN 


\—— 


G55 255503 | 55 8568 
Ser ei ee tf 
OAS GEC 


की Raf 5: \ &2 7» 2॥। 2% 302 EY 
5255) gla Oo |9 


OFFS 


2 AZ 


02:22 550 9 52%»: 6५ 
Ono WES 


Sass NES 


सूरः 48, अल-फ़त्ह 


क्षमा कर देता है । और जिसे चाहता है 
अज़ाब देता है और अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।।5। 

जब तुम युद्धलब्ध धन को प्राप्त करने के 
लिए जाओगे तो वे लोग जो पीछे छोड़ 
दिए गए, अवश्य कहेंगे कि हमें भी अपने 
पीछे आने दो । वे चाहते हैं कि अल्लाह 
के वाक्य को बदल दें । तू कह दे कि तुम 
कदापि हमारे पीछे नहीं आओगे । इसी 
प्रकार अल्लाह ने पहले ही कह दिया 
था। इस पर वे कहेंगे, वस्तुतः तुम तो 
हम से ईर्ष्या रखते हो । सच यह है कि 
वह बहुत ही कम समझते हैं ।।6। 
मरुभूमि निवासियों में से पीछे छोड़ दिए 
जाने वालों से कह दे कि तुम शीघ्र ही ऐसे 
लोगों की ओर बुलाए जाओगे जो बड़े 
जंगजू होंगे । तुम उनसे युद्ध करोगे अथवा 
वे मुसलमान हो जाएँगे । अतः यदि तुम 
आज्ञापालन करोगे तो अल्लाह तुम्हें 
बहुत अच्छा प्रतिफल प्रदान करेगा। और 
यदि तुम पीठ फेर जाओगे जैसा कि पहले 
पीठ फेर गए थे तो वह तुम्हें बहुत 
पीड़ाजनक अज़ाब देगा ।॥7। 

अंधे पर कोई दोष नहीं और न लंगड़े 
पर कोई दोष है और न रोगी पर 
कोई दोष है । और जो अल्लाह और 
उसके रसूल का आज्ञापालन करेगा 
वह उसे ऐसे स्वर्गो में प्रविष्ट करेगा 
जिनके दामन में नहरें बहती हैं । 
और जो पीठ दिखा जाएगा वह उसे 


IR in F] 2 io 


OG SIS Cs) Oo 
Te 6333S ss 
0० 450 Spooks te 


Bs DEY Seas 
SES 22०० ४०535. pd 
so is 
SDSS 0.82 CL 


i] | 


~ 


ONCE IS 25s 
HEF GNIESS 
+2 FS, दा EID 
Ri ih PES SE 
i) 5 MEDS €> 
a7~€x | 


ty ७॥ ७:०० (४ (६ ५ ०+ 


सूरः 48, अल-फ़त्ह 


बहुत पीड़ाजनक अज़ाब देगा ।8। 
(रुकू 6 ) 
निःसन्देह अल्लाह मोमिनों से संतुष्ट हो 
गया जब वे वृक्ष के नीचे तेरी बैअत कर 
रहे थे । वह जानता है जो उनके दिलों में 
था । अतः उसने उन पर प्रशांति उतारी 
और उन्हें एक निकटवर्ती विजय प्रदान 
की ।9। 
और भारी मात्रा में युद्धलब्ध धन प्रदान 
किया जो वे संग्रह कर रहे थे । और 
अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है ।20। 
अल्लाह ने तुमसे भारी मात्रा में युद्धलब्ध 
धन का वादा किया है जो तुम प्राप्त 
करोगे । अतएव यह तुम्हें उसने तुरन्त 
प्रदान कर दिया और लोगों के हाथ तुम 
से रोक दिए ताकि यह मोमिनों के लिए 
एक बड़ा चिह्न बन जाए और वह तुम्हें 
सीधे रास्ते की ओर हिदायत दे ।2!। 
इसी प्रकार कुछ और भी (विजय) हैं जो 
अभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुई । निःसन्देह 
अल्लाह ने उनको आयत्ताधीन कर रखा 
है और अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर जिसे 
वह चाहे स्थायी सामर्थ्य रखता है ।22। 
और यदि वे लोग तुम से युद्ध करेंगे 
जिन्होंने इनकार किया तो अवश्य 
पीठ फेर कर (भाग) जाएँगे । फिर वे 
न कोई मित्र पाएँगे और न कोई 
सहायक ।23। 
यह अल्लाह का नियम है जो पहले भी 
बीत चुका है और तू अल्लाह के 


| (| 


पारः 26 


Cd 
१7 RS ३ To 


& का 7 
OSE ) 9 


F& 


Ce so 25D 
BEEBE 
FOS 955 2५३5 

EG 58g 


~ AW 


50+ (६ 28225 Rw | Ee Dd 
DS bd 


uN EX | 55 sib sm) (2७७ 
joe ~) 
Bi 253245 

seis | 55 ») _५5->|३$ 

5g ECBO Gill 


\ 
\ 


@। 


प्र 


29० 2 Es ३, 2 


i ह LS Fan ए० से 
eC je (2 ME 


सूरः 48, अल-फ़त्ह 


नियम में कदापि कोई परिवर्तन नहीं 
पाएगा ।24। 

और वही है जिसने तुम्हें उन पर विजय 
प्रदान करने के पश्चात उनके हाथ तुम 
से और तुम्हारे हाथ उनसे मक्का की 
घाटी में रोक दिए थे । और जो कुछ तुम 
करते हो उस पर अल्लाह गहन दृष्टि 
रखता है ।25। 

यही वे लोग हैं जिन्होंने इनकार किया 
था और तुम्हें मस्जिद-ए-हराम से रोक 
दिया था और कुर्बानी को भी, जबकि 
वह अपने कुर्बानी स्थल तक पहुँचने से 
रोक दी गई थी । और यदि ऐसे मोमिन 
पुरुष और ऐसी मोमिन स्त्रियाँ न होतीं 
जिन्हें न जानने के कारण तुम अपने 
पाँवों तले कुचल डालते तो तुम्हें उनकी 
ओर से अनजाने में कोई हानि पहुँच 
जाती । यह इस लिए हुआ ताकि 
अल्लाह जिसे चाहे उसे अपनी कृपा में 
प्रविष्ट करे । यदि वे निथर कर अलग हो 
चुके होते तो अवश्य हम उनमें से 
इनकार करने वालों को पीड़ाजनक 
अज़ाब देते ।26। 

जब वे लोग जिन्होंने इनकार किया, 
अपने दिलों में आत्मसम्मान अर्थात्‌ 
अज्ञानतापूर्ण आत्मसम्मान का मुद्दा 
बना बैठे तो अल्लाह ने अपने रसूल पर 
और मोमिनों पर अपनी प्रशांति उतारी 
और उन्हें तक़वा के वाक्य से चिमटाए 
रखा और वे ही उसके सबसे बड़े 
हक़दार और योग्य थे । और अल्लाह 


पार: 26 
Osan 35 


Se gpl sl +#5 
) (2 a3 Chan oes] 


DED 


WOES 9 2७५८ Dl 0| 


ही 


ci does 
BESTEST 2485-४2.) 
CESS sr gee 
50s INH ४2८ 
SAS OAS Dag 


Der) | 2५ C2 Et] pe 5 


TiZi 


ONCE 


Fete PE ld > 5 Dee ड 
gp Gls aS SAH 5] 
[ese melas) 


लॉ के 


Cs ६0 3०59 3:25 24८5८ 


| । 565 ८5 +2 a S og | 
gids sissy 


सूरः 48, अल-फ़त्ह 


हर चीज़ को ख़ूब जानता है ।27। 

(रुकू न) 
निश्चित रूप से अल्लाह ने अपने रसूल 
को (उसका) स्वप्न सत्य के साथ पूरा 
कर दिखाया कि यदि अल्लाह चाहेगा तो 
तुम अवश्यमेव मस्जिद-ए-हराम में 
शांतिपूर्वक प्रवेश करोगे, अपने सिरों को 
मुंडवाते हुए और बाल कतरवाते हुए । 
ऐसी अवस्था में कि तुम भय नहीं करोगे। 
अतः वह (अल्लाह) उसका ज्ञान रखता 
था जो तुम नहीं जानते थे । फिर उसने 
इसके अतिरिक्त निकट-भविष्य में ही 
एक और विजय निश्चित कर दी है ।28। 
वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत 
और सत्य-धर्म के साथ भेजा ताकि वह 
उसे धर्म (की प्रत्येक शाखा) पर 
पूर्णतया विजयी कर दे । और साक्षी के 
रूप में अल्लाह बहुत पर्याप्त है ।29। 
अल्लाह के रसूल मुहम्मद और वे लोग 
जो उसके साथ हैं, काफिरों के विरुद्ध 
बहुत कठोर (और) आपस में अत्यन्त 
कृपा करने वाले हैं । तू उन्हें रुकू करते 
हुए और सजदः करते हुए देखेगा । वे 
अल्लाह ही से (उसकी) अनुकम्पा और 
प्रसन्नता चाहते हैं । सजदों के प्रभाव से 
उनके चेहरों पर उनके चिह्न हैं । ये 
उनकी उपमा है जो तौरात में है । और 


||]| पारः 26 
ध (88022 
Cw 2 


00200 4. 0.) 


PR 
48-20) | 22. 2 की jE 

357 ids | 
G sk 89७5४ Ci 455 
3 _23$5 NECA EDS 


iy ४५-35 GES Cs 9 
WME Fis 

sly Ss 
& 5 23॥5 ५0 9:25 O ES 
Pose Sh AES IRE 
oe ss 0०-४२ >> 55 pope 


~ 


EPCS] 





A] 
ov 


इस आयत में संसार के सब धर्मो पर इस्लाम के विजयी होने की भविष्यवाणी की गई है । इस आयत 


के उतरने के समय तो मक्का वासियों पर ही विजय प्राप्ति नहीं हुई थी । फिर उस युग में यह 
भविष्यवाणी करना कि इस्लाम को संसार के सब धर्मो पर विजयी किया जाएगा, अनुपम महत्ता का 


परिचायक है । 


सूरः 48, अल-फ़त्ह [)]} पारः 26 


इजील में उनकी उपमा एक खेती [ह | Ed E 
भाँति है जो अपनी कोंपल निकाले, फिर OX Pras 2०० 


उसे सुदृढ़ करे फिर वह मोटी हो जाए ५75 4६95 ६] ६355 
और अपने डंठल पर खड़ी हो जाए, र 
कृषिकारों को प्रसन्न कर दे ताकि उनके YES CCINNEB IESE 
कारण काफ़िरों को क्रोधित करे । og ड 
अल्लाह ने उनमें से उनसे जो ईमान लाए 3 Jag Ey | 
और नेक कर्म किए क्षमा और महान _2-०५-०६.ॐ|| 9 £ 9 3:5) C2 
प्रतिफल का वादा किया हुआ है ।३30।" : A शक 
(रुकू + ) दू (20०:5८£| 35 


Cid 





* इस आयत में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जो गुण वर्णन किये गये हैं उनको उन 
तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि तुरन्त ही कहा बल्लज़ी न मअहू अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के सद्गुण उन लोगों में भी प्रवेश करेंगे जो आप सल्ल. के साथ हैं । गुणों में 
सर्वप्रथम तो यह है कि वे काफ़िरों के विरुद्ध बहुत कठोर हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि वे काफिरों 
पर अपनी कठोर-हृदयता के कारण कठोर होंगे बल्कि कुफ्र का प्रभाव स्वीकार न करने की दृष्टि से 
उन्हें कठोर कहा गया है । अन्यथा उनके दिल दया से भरे हुए होंगे जिसके कारण मोमिन एक दूसरे से 
कृपा और नम्रतापूर्वक व्यवहार करने वाले होंगे । और उनके जिहाद का उद्देश्य केवल अल्लाह 
तआला की प्रसन्नता प्राप्ति है न कि सांसारिक धन अर्जित करना । अतएव वे अल्लाह के समक्ष रुकू 
करते हुए और सजदः करते हुए झुकेंगे और उससे उसकी अनुकम्पा अर्थात्‌ ऐसा सांसारिक धन 
माँगेगे जिसके साथ अल्लाह तआला की प्रसन्नता भी हो । यह उनके जिहाद के वे प्रमुख पक्ष हैं जो 
तौरात में उनके सम्बन्ध में वर्णन किए गए थे । 
जहाँ तक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुगामियों में अंत्ययुग में आने वाले मसीह 
और उसके मानने वालों का प्रसंग है, उनका उदाहरण इंजील में ऐसे अंकुरण के साथ दिया गया है 
जो क्रमशः बढ़ता है और अपने डंठल पर दृढ़ हो जाता है और उसको देख कर उसको बोने वाले 
अर्थात्‌ धर्म सेवा में भाग लेने वाले बहुत प्रसन्न होंगे । और इसके परिणाम स्वरूप काफ़िरों को उन 
पर और भी अधिक क्रोध आएगा । इसी प्रकार अल्लाह तआला ने उनको भी जो अल्लाह तआला पर 
सच्चा ईमान लाएंगे और उससे क्षमा याचना करेंगे, बड़े क्षमा और अच्छा प्रतिफल प्रदान करने का 
शुभ-समाचार दिया है । 


||) 
49- सूरः अल-हजुरात 


यह सूरः मक्का विजय के पश्चात मदीना में अवतरित हुई और बिस्मिल्लाह 
सहित इसकी ।9 आयें हैं । 

पिछली सूरः में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रौद्र और सौम्य 
रूप के जो दर्ज वर्णन हुए हैं, उसके पश्चात यहाँ सहाबा रजि. की यह ज़िम्मेदारी वर्णन 
की गई है कि इस महान रसूल के सामने न तो नज़र उठा कर बात करना तुम्हें शोभा देता 
है न ऊँची आवाज़ में । अतः वे लोग जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
दूर से आवाज़ें देते हुए अपने घर से बाहर निकलने का कष्ट देते थे उन पर अत्यन्त 
अप्रसन्नता प्रकट की गई है । 

इसके पश्चात आयत सं. ।0 में भविष्य में मुस्लिम शासनों के परस्पर मतभेद की 
परिस्थिति में सर्वोत्तम उपाय का उल्लेख किया गया है । ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में तो मुस्लिम शासनों का परस्पर 
लड़ने का कोई प्रश्‍न नहीं था । इस कारण वास्तव में इस पवित्र आयत में एक महान 
चार्टर (राजकीय दिशानिर्देश) प्रस्तुत किया गया है जो केवल मुसलमानों ही के लिए 
नहीं अपितु गैर मुस्लिमों के लिए भी जातीय मतभेद की परस्थिति में उनमें परस्पर संधि 
कराने से सम्बन्ध रखता है | इसके मौलिक आधार यह हैं कि :- 

। . यदि दो मुस्लिम शासन परस्पर लड़ पड़े, तो शेष मुस्लिम शासनों का कर्तव्य है 
कि वे मिलकर दोनों को युद्ध से रोके । और यदि उनमें से कोई उपदेश ग्रहण न करे तो 
सैन्य कार्रवाई के द्वारा उसको विवश कर दें । 

2. अतः जब वे युद्ध से रुक जाएँ तो फिर उनके बीच संधि करवाने का प्रयत्न 
करो। 

3. परन्तु जब संधि करवाने का प्रयत्न करो तो पूर्ण रूप से न्याय के साथ करो और 
दोनों पक्ष के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो । क्योंकि अन्तिम परिणाम इसका यही है कि 
अल्लाह तआला न्याय करने वालों से प्रेम करता है और जिनसे अल्लाह तआला प्रेम करे 
उनको वह कदापि असफल नहीं होने देता । 

एक बार फिर ध्यान दिलाया गया है कि यद्यपि यहाँ मुसलमानों को सम्बोधित 
किया गया है, परन्तु जो कार्य-शैली उनको समझाई गई है वह समस्त मानव जाति के 
लिए अनुकरणीय है । 

इसके पश्चात विभिन्न जातियों में फूट और मतभेद का मौलिक कारण वर्णन कर 
दिया गया जो वास्तव में वंशवाद है । प्रत्येक जाति जब दूसरी जाति से उपहास करती है 


|| 





तो मानो अपने आप को उनसे भिन्न और उत्कृष्ट वंशज मानते हए ऐसा करती है । 

इसके पश्चात विभिन्न ऐसी सामाजिक बुराइयाँ वर्णन कर दी गई जिनके परिणाम 
स्वरूप अलगाववाद उत्पन्न होते हैं । इसके पश्चात यह स्पष्ट किया गया कि अल्लाह 
तआला ने लोगों को विभिन्न रंगों और वंशों में बांटा क्यों है ? इसका उद्देश्य यह वर्णन 
किया गया कि एक दूसरे पर श्रेष्ठता जताने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान में 
आसानी के लिए ऐसा किया गया है । उदाहरणार्थ जब कहा जाए कि अमुक व्यक्ति 
अमेरिकन है अथवा अमुक जर्मन है तो इस लिए नहीं कहा जाता कि अमेरिकन जाति को 
सब पर श्रेष्ठता प्राप्त है अथवा जर्मन जाति को सब जातियों पर श्रेष्ठता प्राप्त है । 
बल्कि केवल पहचान के लिए ऐसा कहा जाता है । 

चत्त 


सूरः 49, अल-हजुरात 





& ८? है, sw eed | 


sR 











जे 9 जद बह अ 23 | 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! 
अल्लाह और उसके रसूल से आगे न 
बढ़ो और अल्लाह का तक़वा धारण 
करो । निःसन्देह अल्लाह बहुत सुनने 
वाला (और) स्थायी ज्ञान रखने वाला 
है ।2। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! नबी की 
आवाज़ से अपनी आवाज़ें ऊँची न किया 
करो । और जिस प्रकार तुम में से कुछ 
लोग कुछ दूसरे लोगों के सामने ऊँची 
आवाज़ में बातें करते हैं, उसके सामने 
ऊँची बात न किया करो । ऐसा न हो कि 
तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएँ और तुम्हें पता 
तक न चले ।3। 

निःसन्देह वे लोग जो अल्लाह के रसूल 
के समक्ष अपनी आवाज़ें धीमी रखते हैं, 
यही वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह 
ने तक़वा के लिए परख लिया है । उनके 
लिए एक महान क्षमादान और बड़ा 
प्रतिफल है ।4। 

निःसन्देह वे लोग जो तुझे घरों के बाहर 
से आवाज़ें देते हैं अधिकतर उनमें से 
बुद्धि नहीं रखते ।5। 

यदि वे धैर्य करते यहाँ तक कि तू स्वयं ही 
उनकी ओर बाहर निकल आता तो यह 


2 हद, A A जे 


CIS Nei 


जी ला ४ | ~ 


8228 | | a5 | 9 £ 959 4.७ 


Yl sl GG 
SYS DSB 
UD ss >६६६- | +४ 9 
3S YSIS SSEE ESS 


Ee 


द 


BS 50 NE 
OH Es al 355 
Sg Gol seg 
sibs 
] f | 3Cy2 Cee हे, 

DOSY AIS 


के 


ESSE 


३५% 
>) 90 


र 


3 
\ 


C —— 


5 


PE 
oe) € dS 


सूरः 49, अल-हुजुरात 


अवश्य उनके लिए उत्तम होता । और 
अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला (और) 
बार-बार कृपा करने वाला है ।6। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम्हारे 
पास यदि कोई दुराचारी कोई समाचार 
लाए तो (उसकी) छान-बीन कर लिया 
करो । ऐसा न हो कि तुम अज्ञानता वश 
किसी जाति को हानि पहुँचा बैठो । फिर 
तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप करना 
पड़े ।7। ˆ 

और जान लो कि तुम में अल्लाह का 
रसूल मौजूद है । यदि वह तुम्हारी 
अधिकतर बातें मान ले तो तुम अवश्य 
कष्ट में पड़ जाओ । परन्तु अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए ईमान को प्रिय बना दिया है 
और उसे तुम्हारे दिलों में सुसज्जित कर 
दिया है और तुम्हारे लिए कुफ़ और 
कुकर्म तथा अवज्ञा के प्रति अत्यन्त घृणा 
उत्पन्न कर दी है । यही वे लोग हैं जो 
हिदायत प्राप्त हैं ।8। 

अल्लाह की ओर से यह एक वृहद 
अनुकम्पा और नेमत के रूप में है । और 
अल्लाह स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) 
परम विवेकशील है ।9। 

और यदि मोमिनों में से दो समुदाय 
परस्पर लड़ पड़ें तो उनके बीच संधि 


|| 


पारः 26 


9) Fs ५ ०३% } /bo E227 ZIT 
HEN ISOS 


wie) Ee Es 
2005५ ८५ ७। 52.० Sl ESS 
Oey ee: ७ ४ soa 24% 


S25 os SENS 
AS SNH ISG sa 


+ ~ 


OY BR ROC (5-० 5 
55205 55% 5 25, 25 34255 


— 
SRS 


<) g Di To, 5455 


pS gl जज जज 


Ep इट ५४ ८/+ ८६ ०७ है wT ५ 25 
FE Ne ENS 


OS 
[9-७3 Ss Se BES 





* मदीना में बहुत से अफ़वाहें फैलाने वाले लोग ऐसी अफ़वाहें फैलाते थे कि उनको सच्च मान कर 
केवल संदेह के आधार पर कुछ लोगों के दिलों में कुछ दूसरों से युद्ध करने का विचार उत्पन्न होता 
था । अतः उनको इस प्रकार जल्दबाज़ी करने से कड़े शब्दों में मना किया गया है । क्योंकि संभव है 
कि इस प्रकार की अफवाहों के परिणामस्वरूप कुछ निर्दोष लोगों पर भी अत्याचार हो जाए और 
इसके परिणाम स्वरूप मोमिनों को लज्जित होना पड़े । 


सूरः 49, अल-हुजुरात 


करवाओ । फिर यदि उनमें से एक दूसरे 
के विरुद्ध उद्दण्डता करे तो जो अत्याचार 
कर रहा है उससे लड़ो, यहाँ तक कि वह 
अल्लाह के निर्णय की ओर लौट आए । 
अत: यदि वह लौट आए तो उन दोनों के 
बीच न्यायपूर्वक संधि करवाओ और 
न्याय करो । निःसन्देह अल्लाह न्याय 
करने वालों से प्रेम करता है ।0। 
मोमिन तो भाई-भाई ही होते हैं । अतः 
अपने दो भाइयों के बीच संधि करवाया 
करो । और अल्लाह का तक़वा धारण 
करो ताकि तुम पर कृपा की जाए ।।!। 
(रुकू नड ) 
हे लोगो जो ईमान लाए हो ! (तुम में 
से) कोई जाति किसी जाति से उपहास 
न करे । संभव है कि वे उनसे उत्तम हो 
जाएँ । और न महिलायें महिलाओं से 
(उपहास करें) । हो सकता है कि वे 
उनसे उत्तम हो जाएँ । और अपने लोगों 
पर दोषारोपण न करो और एक दूसरे को 
नाम बिगाड़ कर न पुकारा करो । ईमान 
के पश्चात अवज्ञा करने का दाग लग 
जाना बहुत बुरी बात है । और जिसने 
प्रायश्चित नहीं किया तो यही वे लोग हैं 
जो अत्याचारी हैं ।2। 
हे लोगो जो ईमान लाए हो ! संदेह 
(करने) से बहुत बचा करो । निःसन्देह 
कुछ संदेह पाप होते हैं । और जासूसी न 
किया करो । और तुम में से कोई किसी 
दूसरे की चुगली न करे । क्या तुम में से 
कोई यह पसन्द करता है कि अपने मृत 


|| 


पारः 26 


Lee CoH 
SCENE SANE 
SEE a Ws gs 
EP ५४४ ४२०४ 


Oi > 


6) + 


2 
a2 | Er | 


Soil 5) 


Fr EF 52 243 (8 
[80.25 Hl Gs 5) 
NR se” 


dele alos हनन 


I 2_#+ 5 द्र 


f ६ 

@ d (9) © o>) 
Ce BE De Y | 9४ 

0 


HE BE GTN 


—O Ee | 


AY os PEN BESS 


SG HPS OY Goal 
ONAN 56 


os sees ie 
Ys) 


सूरः 49, अल-हुजुरात 


भाई का माँस खाए ? अतः तुम इससे 
अत्यन्त घृणा करते हो । और अल्लाह 
का तक्वा धारण करो । निःसन्देह 
अल्लाह बहुत प्रार्याश्‍्चित स्वीकार करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।।3। 

हे लोगो ! निःसन्देह हमने तुम्हें पुरुष 
और स्त्री से पैदा किया । और तुम्हें 
जातियों और क़बीलों में विभाजित 
किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान 
सको । निःसन्देह अल्लाह के निकट तुम 
में सबसे अधिक सम्माननीय वह है जो 
सर्वाधिक मुत्तक़ी है । निःसन्देह अल्लाह 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) सदा 
अवगत है ।4। 

मरुभूमि निवासी कहते हैं कि हम ईमान 
ले आए । तू कह दे कि तुम ईमान नहीं 
लाए, परन्तु केवल इतना कहा करो कि 
हम मुसलमान हो चुके हैं | जबकि अभी 
तक ईमान तुम्हारे दिलों में प्रविष्ट नहीं 
हुआ । और यदि तुम अल्लाह और उसके 
रसूल का आज्ञापालन करो तो वह 
तुम्हारे कर्मो में कुछ भी कमी नहीं 
करेगा। निःसन्देह अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ॥5।7 


| पारः 26 


~ ¢ bed Ei z+ 5 > 2 ६7; 
HB) Bs FREE 


Fg 


Fo ८४ FIGS 
Oy Sf Ee 


(9 rE ५६ TE ~ ~ g,+ ठः र द 
OAS eS) S| 
52 द 5% i b EA DR a 5 
|e 5s Calo 


Meat NENA NE 
IES IER SCRE | 


2 


+ (०६ दर) > [i 4 हर EN £4 Xi > 
55 SSUES 55: ५४ 50255 


| 
¢ £ 2 र 4८ 2५ | 


fe JAY ) 





* इस पवित्र आयत में ईमान और इस्लाम की वह मौलिक परिभाषा बता दी गई है जो ईमान को 
इस्लाम से पृथक कर देती है । मुंह से तो प्रत्येक व्यक्ति यह कह सकता है कि हमारे दिल में ईमान है 
परन्तु उनको बताया गया है कि तुम अधिक से अधिक यह कह सकते हो कि हम मुसलमान हो गए 
हैं | अर्थात वे लोग जिनके दिलों में ईमान न भी हो अपने आपको मुसलमान कहने का अधिकार 
रखते हैं । उनमें से बहुत से हैं जो इनकार की अवस्था में ही मरेंगे और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके 
दिल में अभी तक ईमान प्रविष्ट नहीं हुआ । परन्तु वे ज़ाहिरी रूप से इस्लाम स्वीकार करने के+ 


सूरः 49, अल-हुजुरात 


मोमिन वही हैं जो अल्लाह और उसके 
रसूल पर ईमान लाए । फिर उन्होंने कभी 
संदेह नहीं किया और अपनी धन- 
सम्पत्तियां और अपनी जानों के साथ 
अल्लाह के मार्ग में जिहाद किया । यही 
वे लोग हैं जो सच्चे हैं |6। 

पूछ, कि क्या तुम अल्लाह को अपना 
धर्म सिखाते हो ? जबकि अल्लाह 
जानता है जो आकाशों में है और जो 
धरती में है । और अल्लाह हर चीज़ का 
ख़ूब ज्ञान रखता है ।।7। 

वे तुझ पर उपकार जतलाते हैं कि वे 
मुसलमान हो गए हैं । तू कह दे मुझ पर 
अपने इस्लाम का उपकार न जताया 
करो। बल्कि अल्लाह तुम पर उपकार 
करता है कि उसने तुम्हें ईमान की ओर 
हिदायत दी । यदि तुम सच्चे हो (तो 
उसको स्वीकार करो) ।।8। 

निःसन्देह अल्लाह आकाशों और धरती 
के अदृश्य तत्त्वों को जानता है । और 
तुम जो करते हो अल्लाह उस पर गहन 
दृष्टि रखने वाला है ।।9। (रुकू उ) 


|| 


पारः 26 


5 Gi DoE 
BASSO 55 03555 
pn Nate pS i 
SOFIA 

55405 Ly 5४8 
450 5 LING bsp GE 
CAEN 

pees Ban 
SEs LSC SE 
ASOD 


72% | 


Oe 


नी 


FS Z 2 ५७.४० 


© se 


il Dl 


$ boa [Er 72% A है 27 ५ 
~ ° 


ह OOS ५4१ (2 )५।४ 





«पश्चात अन्ततः सच्चे दिल से मोमिन भी हो जाएँगे । 


|!| 


50- सूरः क़ाफ़ 


यह सूरः मक्का निवास काल के आरम्भिक दिनों में अवतरित हुई । बिस्मिल्लाह 
सहित इसकी 46 आयें हैं । 

यह सूरः खण्डाक्षरों में से क़ाफ़ अक्षर से आरम्भ होती है । अरबी अक्षर क्राफ़ के 
सम्बन्ध में बड़े-बड़े विद्वानों का मत है कि क़दीर शब्द का यह संक्षिप्त रूप है । इस सूरः में 
इस शब्द के पश्चात पहला शब्द कुरआन आया है जो क़ाफ़ ही से आरम्भ होता है । इसके 
पश्चात अल्लाह तआला की कुदरत (शक्ति) का इनकार करने वालों के इस वर्णन का 
उल्लेख है कि अल्लाह तआला के पास यह शक्ति कहाँ से आ गई कि हमारे मर कर मिट्टी 
हो जाने के पश्चात एक बार फिर क़यामत के दिन इकट्ठा करे | उनके निकट यह एक 
बहुत दूर की बात है अर्थात समझ से परे है । अल्लाह तआला फर्माता है कि हमें जानकारी 
है कि धरती उनमें से क्या कुछ कम करती चली जा रही है । परन्तु इस के बावजूद हम यह 
सामर्थ्य रखते हैं कि उनके बिखरे हुए कणों को इकट्ठा कर दें । उनका ध्यान आकाश के 
फैलाव की ओर फेरा गया है कि इतने विशाल ब्रह्माण्ड में कोई एक त्रुटि भी वे दिखा नहीं 
सकते, फिर उसके स्रष्टा की शक्तियों का वह कैसे इनकार कर सकते हैं । 

इसके पश्चात फर्माया कि जो शंका उनके मन में उठती हैं हम पूर्णतया उनसे 
अवगत हैं । क्योंकि हम मनुष्य के प्राणस्नायु से भी अधिक उसके निकट हैं । फिर यह 
भविष्यवाणी की गई कि अवश्य तुम लोग उठाए जाओगे और उठाए जाने वालों के साथ 
उनको एक हाँक कर ले जाने वाला होगा और एक साक्षी भी । नरक का वर्णन करते हुए 
कहा कि अधर्मी लोग एक के बाद एक समूहबद्ध रूप से नरक का ईधन बनने वाले हैं । एक 
ऐसे नरक का जिसका पेट कभी नहीं भरेगा । जब उपमा स्वरूप अल्लाह तआला उससे 
पूछेगा कि क्या तेरा पेट भर गया है तो वह अपनी यथा स्थिति प्रकट करेगा कि क्या और 
भी ऐसे अभागे हैं ? मेरे अन्दर उनके लिए भी स्थान है । और इसके विपरीत स्वर्ग मृत्तकियों 
के बहुत निकट कर दिया जाएगा । आयतांश गै र बयीद (कुछ दूर नहीं) का यह अर्थ भी 
है कि यह बात कदापि कल्पना से दूर नहीं । अतः हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम को उपदेश दिया गया कि उनके व्यंग्य और कटाक्ष को धैर्य पूर्वक सहन करें । जो 
भविष्यवाणियाँ पवित्र कुरआन में की गई हैं वे अवश्य पूरी हो कर रहेंगी । अतः पवित्र 
कुरआन के द्वारा तू उस व्यक्ति को उपदेश देता चला जा जो मेरी चेतावनी से डरता हो । 

यहाँ यह अभिप्राय नहीं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चुन -चुन 
कर केवल उसको उपदेश देंगे जो चेतावनी से डरता हो । वस्तुतः उपदेश तो आप समस्त 
मानव जाति को दे रहे हैं परन्तु लाभ वही उठाएगा जो चेतावनी से डरने वाला हो । 


सूरः 50, क़ाफ़ 0} | पारः 26 





4८८८ oO 
४०१ ७) 5) 


2, 
Z 











श्र EEE Eo 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
क़दीरुन : सर्वशक्तिमान । अति छू 6 ols 7 5 
गौरवशाली कुरआन की क़सम ! ।2। SS 
Mees or or हब कि 
सतर्ककारी उनके पास आया है । अतः 0९२८ £ ५4-७0 5 3250॥ 08 
काफ़िर कहते हैं कि यह विचित्र बात 
है ।3। 
क्या जब हम मर जाएँगे और मिट्टी हो &55 el Cle 
जाएँगे ? इस प्रकार लौटना एक दूर की i 
बात है ।4। क 
भाँति जानते हैं धरती हल, 2 4६ अ ८ [a De 
ROD Oh कम 
हमारे पास (सब कुछ) सुरक्षित रखने Obs <-४ ७०-०५ 
वाली एक पुस्तक है ।5। 
बल्कि उन्होने सत्य को झुठला दिया जब 2:88 ४६ 55 5७ 5 
वह उनके पास आया । अत: वे एक रा के र 
उलझाव वाली बात में पड़े हुए हैं ।6। Go 
क्या उन्होंने अपने ऊपर आकाश को 5:८: ८६ 5 SE bo 
नहीं देखा कि हमने उसे कैसे बनाया it su 5६5८ 
और उसे सुन्दरता प्रदान की और उसमें E90 ७) 
कोई त्रुटि नहीं ? ।7। 
और धरती को हमने फैला दिया और (६७४ 3s INS 
उसमें दृढ़तापूर्वक गड़े हुए पर्वत बना a ६४5 
दिए । और प्रत्येक प्रकार के तरो ताज़ा OE C3302 (६3५०-८४ 
जोड़े उसमें उगाये ।8। ९ 


be oes ale 


सूरः 50, क़ाफ़ 


आँखें खोलने के लिए और प्रत्येक ऐसे 
भक्त के लिए शिक्षा स्वरूप जो बार- 
बार (अल्लाह की ओर) लौटने वाला 
है ।9। 

और हमने आकाश से मंगलकारी पानी 
उतारा और उसके द्वारा बागों और 
कटाई की जाने वाली फसलों के बीज 
उगाए ।70| 

और खजूरों के ऊँचे वृक्ष जिनके परत दर 
परत गुच्छे होते हैं ।।।। 

भक्तों के लिए जीविका स्वरूप । और 
हमने उस (अर्थात वर्षा) के द्वारा एक 
मृत क्षेत्र को जीवित कर दिया । इसी 
प्रकार (क्रों से) निकलना होगा ।।2। 
उनसे पूर्व नूह की जाति ने और 
खनिजपदार्थो के स्वामियों ने तथा समूद 
(जाति) ने भी झुठलाया था ।3। 

और आद (जाति) और फिरऔन ने और 
लूत के भाइयों ने ।।4। 

और घने वृक्षों के बीच बसने वालों 
ने और तुब्बा की जाति ने । सबने 
रसूलों को झुठला दिया । अतः मेरा 
सतर्क करना सच्चा सिद्ध हो 
गया।।5। 

कया हम पहली उत्पत्ति से थक चुके हैं ? 
नहीं ! बल्कि वे तो नवीन उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में भी संदेह में पड़े हैं ।।6। 

(रुकू नड) 
और निःसन्देह हमने मनुष्य को पैदा 
किया और हम जानते हैं कि उसका मन 
उसे कैसे कैसे भ्रम में डालता है । और 


||] 


पारः 26 


PR 5 ~ ५2८ हर ~+ TA Eye 
@) 
HANES २३ ९००८ 


490 Ets SCN Gs) 
SE ANNE 


i 9 9? Be Be 
(9 >_> 2 ०) 


2 SOs ~ P2722 fl 
Obs] 3035365 


हर 
| ge 2 


E5255 NP 


92:55. BLN IS 


UH GAS YEE IS 


2 
a SZ 


> ६266४ «२2५ 
LAND CS Ads > 


सूरः 50, क़ाफ़ 


हम उससे (उसके) प्राणस्नायु से भी 
अधिक निकट हैं ।।7। 

जब दाएँ और बाएँ बैठे हुए दो बात 
पकड़ने वाले बात पकड़ते हैं ।।8|* 


वह जब भी कोई बात कहता है उसके 
पास ही (उसका) हर समय तत्पर 
निरीक्षक होता है ।।9| 

और जब मृत्यु की मुर्छा आ जाएगी जो 
नितांत सत्य है । (तब उसे कहा 
जाएगा) यह वही है जिससे तू बचता 
रहा ।20। 

और बिगुल फूंका जाएगा । यह है वह 
चेताया हुआ दिन ।2।। 

और प्रत्येक जान इस अवस्था में आएगी 
कि उसके साथ एक हाँकने वाला और 
एक साक्षी होगा ।22। 

निःसन्देह तू इस बारे में असावधान 
रहा । अतः हमने तुझ से तेरा पर्दा 
उठा दिया और आज तेरी दृष्टि बहुत 
तीव्र हो गई है ।23। 

और उसका साक्षी कहेगा यह है जो मेरे 
पास तैयार पड़ा है ।24। 

(हे हाँकने वाले और हे साक्षी !) 
तुम दोनों प्रत्येक घोर कृतघ्न (और 
सत्य के) परम शत्रु को नरक में झोंक 
दो ।25। 


Ce) | KN CSE | 3 
PND NEN Sd 


EP 


OE 
हि % | 9५) 5 5 Ee 3 
af Ges 


~ 5 5 


० i 204 0} 


नी 


७१८6 SCs < ५८ Eg 


Of 
>> ३३०७४ ५ 5 G द (a ५६ \§ ~ 
OIE ENGL SOEs 

y 5,7 ६ 2 ere (eet ग 
OE 2५5 8 se GC) 


* यहाँ मनुष्य के कर्मो का निरीक्षण करने वाले फ़रिश्तों की ओर संकेत है । अर्थात उनके दाहिनी ओर 
के फ़रिश्ते उनके नेक-कर्म को लिपिबद्ध करते हैं और बाई ओर के फ़रिश्ते कुकर्मो को लिपिबद्ध 
करते हैं । ये भौतिक आँख से दिखाई देने वाले कोई फ़रिश्ते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तआला की एक 
साक्ष्य व्यवस्था है जिसकी ओर संकेत किया गया है । 


सूरः 50, क़ाफ़ 





प्रत्येक अच्छी बात से रोकने वाले, 
सीमा का उल्लंघन करने वाले और संदेह 
में डालने वाले को ।26। 
वह जिसने अल्लाह के साथ कोई दूसरा 
उपास्य बना रखा था । अतः तुम दोनों 
उसे कठोर अज़ाब में झोंक दो ।27। 
उसके साथी ने कहा, हे हमारे रब्ब ! 
मैंने तो उसे उद्दण्ड नहीं बनाया, परन्तु 
वह स्वयं ही एक परले दर्जे की 
पथभ्रष्टता में पड़ा था ।28। 
वह कहेगा, मेरे समक्ष झगड़ा न करो । 
मैं पहले ही तुम्हारी ओर चेतावनी भेज 
चुका हूँ ।29। 
मेरे निकट आदेश परिवर्तित नहीं किया 
जाता । मैं कदापि निरीह भक्तों पर 
अत्याचार करने वाला नहीं ।30। 

(रुकू ह) 
(याद करो) वह दिन जब हम नरक से 
पूछेंगे, क्या तू भर गया है ? और वह 
उत्तर देगा, क्या कुछ और भी है? ।3।। 
और जब स्वर्ग मुत्तक्रियों के लिए 
निकट कर दिया जाएगा, कुछ दूर नहीं 
होगा ।32। 
यह है वह जिसका तुम में से प्रत्येक 
लौटने वाले, निगरान रहने वाले के लिए 
वचन दिया गया है ।33। 
जो रहमान (अल्लाह) से परोक्ष में डरता 
रहा और एक झुकने वाला दिल लिए हुए 
आया है ।34। 
शांति पूर्वक उसमें प्रवेश कर जाओ । 
यही वह सदा रहने वाला दिन है ।35। 


ABs Fis 
hg 


= CD i; US en ri A242 

5s Desi Of ss 

Os | US 
~, 2 


5 772% (3-०) > ~ { | र (r] A} Fs | ~) | + | ~ 
eR) ) कि के + ° 
© *” ~ + ~ ~ 0 9 


Zoro 


od WZ 


E ia ~ gs Z 332० (हि 4 
(94८2 ०25 | $y (0१-०० ii 


bE ~ किए | 5 & 5 ~ 
pe BOT I 


~ 


FR iS हर 


(9 gS R27 | | + । [KS 
29०४) 292 UE) ३ 3 


सूरः 50, क़ाफ़ 


उनके लिए उसमें जो वे चाहेंगे होगा और 
हमारे पास और भी बहुत कुछ है ।36। 
और कितनी ही जातियाँ हमने उनसे 
पहले नष्ट कर दीं जो पकड़ करने में 
उनसे अधिक सशक्त थीं । अतः उन्होंने 
धरती में गुफाएँ बना लीं । (परन्तु 
उनके लिए) क्या कोई शरण का स्थान 
था ? ।37। 

निःसन्देह इसमें बहुत बड़ी सीख है 
उसके लिए जो दिल रखता हो या कान 
धरे और वह देखने वाला हो ।38। 

और निःसन्देह हमने आकाशों और 
धरती को और उसे भी जो उनके बीच 
है, छः दिनों में पैदा किया और हमें कोई 
थकान छुई तक नहीं ।39। 


अतः धैर्य कर उस पर जो वे कहते हैं 
और सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त से पूर्व 
भी अपने रब्ब की प्रशंसा के साथ 
(उसका) गुणगान कर ।40। 

और रात के एक भाग में और सजदों के 
पश्चात्‌ भी उसका गुणगान कर ।4। 
और ध्यान से सुन ! जिस दिन एक 
पुकारने वाला निकट के स्थान से 
पुकारेगा ।42। 

जिस दिन वे एक भयंकर सच्ची 
आवाज़ सुनेंगे । यह निकल खड़े होने 
का दिन है ।43। 

निःसन्देह हम ही जीवित करते और 
मारते हैं और हमारी ओर ही लौट कर 
आना है ।44। 


"580 52.8 ०६५5 SESS 
ds NG iS bs sg 


92७ 
TEA GDH 


(9०-१४ ०: 
Sys ७ )६ ५.2४ 
BIN NE FG 


© > | 563|94: ks ye 9 
JEAN Cf gals 


Cs + 

Cl UF 
OF 334 | 29 

पट) 5 CS ee Lo 3) 
Oras) 


सूरः 50, क़ाफ़ |)! पारः 26 





RUSS Zoz 


धरती उनके | के ्ः ~ sxi7 Ff 
जिस दिन धरती उनके ऊपर से तीव्र ४0“ ६। RSET 


हलचल के कारण फट जाएगी । यह वह of 
महान एकत्रिकरण है जो हमारे लिए SUS 
सरल है ।45। 


हम उसे सबसे अधिक जानते हैं जो वे &$[ ve sls) Ci 
कहते हैं । और तू उन पर बलपूर्वक 
सुधार करने वाला निरीक्षक नहीं है । ८)* 
अतः कुरआन के द्वारा उसे उपदेश é Soi 
देता चला जा जो मेरी चेतावनी से े Osby 
डरता है ।46। (रुकू उँ) 


||) 


5- सूरः अज़-ज़ारियात 


यह सूरः आरम्भिक मक्की सूरतों में से है । बिस्मिल्लाह सहित इसकी 6। आयतें 
हैं। 

इस सूरः के आरम्भ ही में पिछली सूरतों की भविष्यवाणियों को, जिनमें स्वर्ग और 
नरक आदि की भविष्यवाणियाँ हैं, इतनी विश्वसनीयता पूर्वक वर्णन किया गया है मानो 
जैसे कुरआन के सम्बोधित लोग परस्पर बातें करते हैं । 

इस सूरः में भविष्य में घटित होने वाले युद्धों को फिर से गवाह ठहराया गया है 
ताकि जब मानव जाति इन भविष्यवाणियों को निश्चित रूप से पूरा होता हुआ देख ले 
तो इस बात में कोई शंका न रहे कि जिस रसूल पर यह रहस्य खोला गया, मृत्यु के 
पश्चात के जीवन का विषय भी निश्चित रूप से उस को सर्वज्ञ अल्लाह ने ही बताया है । 

आयत संख्या 2 में आया है : “क़सम है बीज बिख़ेरने वालियों की...। अब 
प्रत्यक्ष रूप से अक्षरशः यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है क्योंकि वास्तव में आज कल 
हवाई जहाज़ों और हैलीकैप्टरों के द्वारा बीज बिखेरे जाते हैं और बड़े-बड़े भार उठाकर 
जहाज़ उड़ते हैं और इन भारों के बावजूद वे द्रुतगामी होते हैं । महत्वपूर्ण जानकारियाँ 
इन जहाज़ों के द्वारा विभिन्न विजयी, पराजित और प्रतिबंधित जातियों को भी पहुँचाई 
जाती है । इन सबको साक्षी ठहरा कर यह परिणाम निकाला गया कि जिसका तुम्हें वादा 
दिया जाता है वह निःसन्देह होकर रहने वाला है । और प्रतिफल दिवस अर्थात निर्णय 
का दिन इहलोक में इहलोकिन जातियों के लिए होगा और परलोक में समस्त मानव 
जाति के लिए होगा । 

इसके पश्चात यह स्पष्ट कर दिया गया कि ये बीज बिखेरने वालियाँ और भार 
उठाने वालियाँ धरती पर भार उठाकर चलने वाली कोई चीज़ नहीं बल्कि आकाश पर 
उड़ने वाली चीज़ें हैं । अतएव उस आकाश को साक्षी ठहराया गया जो हवाई मार्गो वाला 
आकाश है । अतः आज दृष्टि उठा कर देखें तो प्रत्येक स्थान पर जहाज़ों के मार्गो के 
चिह्न मिलते हैं | अतः इन सब विषय का परिणाम यह निकाला गया कि तुम परलोक का 
इनकार करके घोर पथभ्रष्टता में पड़ चुके हो । यदि ये बातें जो हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वर्णन कर रहे हैं किसी अटकल-पच्चू करने वाले की बातें 
होतीं तो अटकल-पच्चू करने वाले तो सारे तबाह हो गए । परन्तु यह रसूल सल्ल. सदा 
के लिए अमर है । 

यह वाणी सरल और शुद्ध भाषा संपन्न है । आकाश से बीज बिखेरने वालियों के 
वर्णन के पश्चात इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि तुम्हारी जीविका के सब साधन 


|!| 


आकाश से उतरते हैं । परन्तु एक आकाशीय जीविका वह भी होती है जिसके भेद को 
मनुष्य नहीं समझ सकता और फ़रिश्तों को भी वही जीविका दी जाती है । अतः हज़रत 
इब्राहीम अलै. के अतिथियों का वर्णन किया जो फ़रिश्ते थे और मनुष्य के रूप में उन के 
सम्मुख प्रकट हुए थे । जब उनके सामने हज़रत इब्राहीम अलै. ने वह उत्तम भोजन 
परोसा जो मनुष्य के जीवन का सहारा बनता है तो उन्होंने उसके खाने से इनकार कर 
दिया, क्योंकि उनको प्राप्त होने वाला भोजन भिन्न प्रकार का था । हज़रत इब्राहीम 
अलै. के वर्णन के पश्चात और बहुत से पिछले नबियों का भी वर्णन किया गया । 

इसके पश्चात एक ऐसी आयत है जो आकाश के निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर 
होने का वर्णन करती है जिस की हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में 
कोई मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता था । वर्तमान युग के खगोल शास्त्रियों ने यह 
वास्तविकता जान ली है कि आकाश सदा विस्तार की ओर अग्रसर रहता है । यहाँ तक 
कि एक निर्धारित समय तक पहुँचने के बाद फिर एक केन्द्र की ओर लौट आएगा । 

भोजन के विषयवस्तु को इस रंग में भी प्रस्तुत किया कि समस्त मनुष्य और 
फ़रिश्ते किसी न किसी प्रकार के भोजन पर निर्भर हैं | केवल एक सत्ता है जिसको किसी 
प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं और वह अल्लाह की सत्ता है जो सब का 
अन्नदाता है । 

जू 











A A ६2५ 


$ 





अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

क़सम है (बीज) बिखेरने वालियों 
की ।2। 

फिर भार उठाने वालियों की ।3। 


फिर द्रुत गति से चलने वालियों की ।4। 


फिर कोई महत्वपूर्ण विषय को बाँटने 
वालियों की ।5। 

(वह) जिसका तुम को वचन दिया 
जाता है, निःसन्देह वही सत्य 
है।6। 

और प्रतिफल दिवस अवश्य हो कर रहने 
वाला है ।7। 

क़सम है रास्तों वाले आकाश की ।8। 


निःसन्देह तुम एक मतभेद वाली बात में 
पड़े हुए हो ।9। 

उस से वही फिरा दिया जाएगा जिसका 
फिरा दिया जाना (निश्चित हो चुका) 
होगा ।!0| 

अटकल पच्चू मारने वाले विनष्ट हो 
गए ।।]| 

जो अपनी लापरवाही में भटक रहे 
हैं।!2| 

वे पूछते हैं कि प्रतिफल दिवस कब 
होगा ? ॥3। 


ee, 


CR SR ER 


2 7:०4 ~ 
OSD ५०.) ५ 
है| Lala ८१६ ४६> pee 
(2०४: ््र Eps) 
b Sl of > ना 3, <) > ४ 
CISC 


सूरः 5।, अज़-ज़ारियात 


जिस दिन वे आग पर भूने जा रहे 
होंगे ।।4। 

(उनसे कहा जाएगा) अपनी शरारत का 
स्वाद चखो । यही है वह जिसे तुम 
शीघ्रतापूर्वक मांगा करते थे ।5। 
निःसन्देह मुत्तक़ी बागों और जलखरोतों 
के बीच होंगे ।6| 

वे (उसे) प्राप्त कर रहे होंगे जो उनका 
रब्ब उन्हें प्रदान करेगा । निःसन्देह इससे 
पूर्व वे बहुत अच्छे कर्म करने वाले थे ।॥7। 
वे रात को थोड़ा ही सोया करते थे ।।8। 


और प्रात: काल में भी वे क्षमायाचना में 
लगे रहते थे ।।9। 

और उनके धन में माँगने वालों और न 
माँगने वाले ज़रूरतमंदों के लिए एक हक़ 
था ।20। 

और धरती में विश्वास करने वालों के 
लिए कई चिह्न हैं ।2।। 

और स्वयं तुम्हारी जानों के अन्दर भी । 
अत: क्या तुम देखते नहीं ? ।22। 

और आकाश में तुम्हारी जीविका है और 
वह भी है जिसका तुम को वचन दिया 
जाता है ।23। 

अतः आकाश और धरती के रब्ब की 
क़सम ! यह निःसन्देह उसी प्रकार 
सत्य है जैसे तुम (परस्पर) बातें करते 
हो ।24। (रुकू उ) 

क्या तुझ तक इब्राहीम के सम्मानित 
अतिथियों का समाचार पहुँचा 
है ?।25। 


पारः 26 
Po ३२» ५ T Lk हि ८9 
OOS 28 ATs 


5 Ei 4 b> 2 Zi, 7०४ ० 
Sis sl 33 
og Dee ०६ ०% See 

® ह 


। F i कक 
(9) (3 ISG, ESE RPE | | 
OO FIONN) 


22 र्द ~ 52 हि 


०4 ८ > § + fe डे का | 
L ~ 25+ 2 il ! 5 
OOo 

DR Di be 2,2५० ४86 
® O22 Ls हर | (59९५ | & 


FS + २०० 


CIES 


Ed 
~ 


७७६ 


~ 
63 


oA E85 

O43 Fe 5 oi a” 

3 +>४००५ ०४ २३५ 
| /<3:4 


OC 5 EN et ATS 


~® 


७655८» ५ 5:5४; ,४८2॥ 3 ५ 


ना -ढ्र Zz Ld ~> 5 ~ ~ ~ 
(७ 3 ८ 4०) 2 2 Ys > 98 
) है ट t 
85:४5 
A र 
~ PC 2 5 < us 
डे, ald ive ~+? 
i ® CSL) 


सूरः 5।, अज़-ज़ारियात 


जब वे उसके पास आए तो उन्होंने 
कहा, सलाम ! उसने भी कहा सलाम ! 
(और मन में कहा) अजनबी लोग 
(प्रतीत होते हैं) ।26। 

वह शीघ्रता पूर्वक अपने घर वालों की 
ओर गया और एक मोटा ताज़ा (भुना 
हुआ) बछड़ा ले आया ।27। 

फिर उसे उनके सामने पेश किया (और) 
पूछा, क्या तुम खाओगे नहीं ? ।28| 
तब उसने उनकी ओर से भय का 
आभास किया, उन्होंने कहा डर नहीं । 
और उन्होंने उसे एक ज्ञानवान पुत्र का 
शुभ-समाचार दिया ।29। 

इस पर उसकी पत्नी आवाज़ ऊँची 
करती हुई आगे बढ़ी आर अपने चेहरे पर 
हाथ मारा और कहा, (मैं) एक बांझ 
बुढ़िया हूँ ।30। 

उन्होंने कहा, इसी प्रकार (होगा जो) 
तेरे रब्ब ने कहा है । नि:सन्देह वही परम 
विवेकशील (और) स्थायी ज्ञान रखने 
वाला है ।3।। 


||} 


पारः 26 
र है; Ei |; (६8 4 pe द 
है 8 Us Ess) 


Oi as el 


© yo Ua) £ 2४ 4०] कह! | ह 8 


“558 ० ed इ “~ 
७25८5 ४5: 


~ Us 75 7 


+E 


\—— 


|] 


“ 


“3858 03.75 
OANA 


५ 
bs 


सूरः 5।, अज़-ज़ारियात 


उस (अर्थात इब्राहीम) ने कहा, हे 
दूतो ! तुम्हारा क्या उद्देश्य है ? ।32। 
उन्होंने कहा, हमें निःसन्देह एक 
अपराधी जाति की ओर भेजा गया 
है।33। 

ताकि हम मिट्टी के बने हुए कंकर उनकी 
ओर चलाएँ ।34। 

जो चिह्नित किये गये हैं तेरे रब्ब के 
समक्ष, अपव्यय करने वालों के 
लिए।35। 

फिर हमने जो उसमें मोमिन थे उन 
सबको निकाल लिया ।36। 

अतः हमने उसमें आज्ञाकारियों का 
केवल एक घर पाया ।37। 


और (शिक्षा स्वरूप) उन लोगों के लिए 
उसमें एक बड़ा चिह्न छोड़ दिया जो 
पीड़ाजनक अज़ाब से डरते हैं ।38। 
और मूसा (की घटना) में भी (ऐसा 
ही चिह्न था) जब हमने उसे एक 
स्पष्ट प्रमाण के साथ फिरऔन की 
ओर भेजा ।39। 

अतः वह अपने सरदारों समेत विमुख 
हुआ और कहा, (यह व्यक्ति) केवल 
एक जादूगर अथवा पागल है ।40। 

तब हमने उसे और उसकी सेना को 
पकड़ लिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया 
और वह धिक्कार के योग्य था ।4। 

और आद (जाति) में भी (एक चिह्न 
था) । जब हमने उन पर एक 
विनाशकारी हवा चलाई ।42। 


७8; ८.2 2६55 ESSE 
y 


७८४५ 5७ HOTEL ENS 


पारः 27 


4 


=) 72+ re Gas Fr 
5 COS ६ 
(9 A 2-2 १ dS “० gs 


A 
be 57 8 4 
३ 


OF RS ss 


2 a 

OY 
DEFY m3 
OE) Bre 


44 6०००७ > «| २६4 | 


ANG O50 39> 


¢) pt जज आर 


& zg CE O35 


[2 7 34०८ दे 


सूरः 5।, अज़-ज़ारियात 


जिस वस्तु पर से वह गुज़रती थी 
उसका कुछ शेष नहीं छोड़ती थी और 
उसे गली-सड़ी वस्तु की भाँति कर देती 
थी ।43। 

और समूद (जाति) में भी (एक चिह्न 
था) । जब उन्हें कहा गया कि एक समय 
तक लाभ उठा लो ।44। 

अतः उन्होंने अपने रब्ब के आदेश की 
अवमानना की तो उन्हें आकाशीय बिजली 
ने आ पकड़ा और वे देखते रह गए ।45। 
तब उनमें खड़े होने का भी सामर्थ्य नहीं 
रहा । और न ही वे प्रतिशोध लेने की 
शक्ति रखते थे ।46| 

और नूह की जाति भी इससे पूर्व (एक 
सीख भरी चिह्न थी) निःसन्देह वे 
अवज्ञाकारी लोग थे ।47। (रुकू -+) 
और हमने आकाश को एक विशेष 
शक्ति से बनाया और नि:सन्देह हम 
(इसे) विस्तार देने वाले हैं ।48। 

और धरती को हमने समतल बना दिया। 
अतः (हम) क्या ही अच्छा बिछौना 
बनाने वाले हैं ।49। 

और हर चीज़ में से हमने जोड़ा-जोड़ा 
पैदा किया ताकि तुम उपदेश प्राप्त कर 
सको ।50। 


| }) 


पारः 27 


AYES ५5६: 3-5७ 
ONE 


कः FSS 3 3| 59०० 33 
OS 


> ड 
न की, Pa 27 


gb ~) ४ | RE | 958 


O03 sb 9 4५-०० 

[96 G5 pels G5 
SE ri 

LSE) Lise ##%5 
OO EVE ENS 


A SR : 7 24% [58 4 ii” 
OE es ox 2) Y | 


09७०८ 





२६. इस आयत में अरबी शब्द बिऐदिन (विशेष शक्ति) इस ओर संकेत करता है कि अल्लाह तआला ने 
आकाश को बनाते हुए उसमें असंख्य लाभ रख दिए हैं | साथ ही यह वर्णन भी कर दिया कि इसे हम 
खूब विस्तृत करते चले जाएँगे । इस आयत का यह भाग कि “हम उसे और विस्तार देते चले 
जाएँगे एक महान चमत्कारिक वाक्य है जिसे अरब का एक निरक्षर नबी अपनी ओर से कदापि 
वर्णन नहीं कर सकता था । यह विषय वैज्ञानिकों ने आधुनिक उपकरणों की सहायता से अब ज्ञात 
किया है कि यह ब्रह्मांड हर पल विस्तार की ओर अग्रसर है । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के युग में तो प्रत्येक मनुष्य को यह ब्रह्मांड एक जड़ और स्थिर वस्तु प्रतीत होता था । 


सूरः 5।, अज़-ज़ारियात 


अतः शीघ्रता पूर्वक अल्लाह की ओर 
दौड़ो । निःसन्देह मैं उसकी ओर से 
तुम्हें एक खुला-खुला सतर्क करने वाला 
हूँ ।5]। 

और अल्लाह के साथ कोई और उपास्य 
न बनाओ । निःसन्देह मैं उसकी ओर से 
तुम्हें एक खुला-खुला सतर्क करने वाला 
हूँ ।52। 

इसी प्रकार इनसे पहले लोगों की ओर 
भी जब भी कोई रसूल आया तो उन्होंने 
कहा कि यह एक जादूगर अथवा पागल 
है ।53। 

क्या इसी (बात) का वे एक दूसरे को 
उपदेश देते हैं ? बल्कि ये उद्दण्डी लोग 
हैं |54। 

अतः इनसे मुँह फेर ले । तू कदापि 
किसी धिक्कार का पात्र नहीं ।55। 

और तू उपदेश करता चला जा । अतः: 
निःसन्देह उपदेश मोमिनों को लाभ 
पहुँचाता है ।56। 

और मैंने जिन्नों और मनुष्यों को केवल 
इसलिए पैदा किया कि वे मेरी उपासना 
करें ।57।" 

मैं उनसे कोई जीविका नहीं चाहता और 
न यह चाहता हूँ कि वे मुझे भोजन 
करायें ।58। 


पारः 27 

4३५ र्ट ०१ ९ FER 
53045 SSC i) ५0 __3॥ 3 558 
€ 2,4 

Os 


क 4% b टु w & Pes ४०५ ० 
SUNOS CE 


5 HIE 52३7 « re 
(2 4 १०२०८ oS | 


५०६५ 


YY Ed <४& Gs 
(2) () 


AS 
~ 
+ 


* इस आयत में जिन्नों व मनुष्यों से अभिप्राय बड़े और छोटे लोग तथा बड़ी और छोटी जातियाँ हैं । 
दोनों की उत्पत्ति का उद्देश्य अल्लाह तआला की उपासना करना है । यदि जिन्न से अभिप्राय 
सर्वसाधारण में समझे जाने वाले जिन्न हों तो फिर उनको भी तो उपासना का प्रतिफल मिलना 
चाहिए । अर्थात उनको स्वर्ग में जाने का शुभ-समाचार मिलना चाहिए । परन्तु जिन्नों के स्वर्ग में 


जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


सूरः 5।, अज़-ज़ारियात 


निःसन्देह अल्लाह ही है जो बहुत 
जीविका प्रदान करने वाला, बड़ा 
शक्तिशाली और उत्तम गुणों वाला 
है ।59| 

अतः उन लोगों के लिए जिन्होंने 
अत्याचार किया निश्चित रूप से 
अत्याचार के प्रतिफल का वैसा ही 
भाग है जैसा कि उनके समकर्मा 
व्यक्तियों का था | अत: चाहिए कि वे 
मुझ से (उसकी) मांग करने में शीघ्रता 
न करें ।60। 

अत: जिन्होंने इनकार किया, उनका उस 
दिन सर्वनाश होगा जिसका उन्हें वचन 
दिया जाता है ।6!। (रुकू ->-) 


|| }} पारः 27 
oN SSNS 


Fee ia SS ६ (७ 
ROHN 
| 57 


2 ~ z 
OO Ho NS evo) 
कैट 5 + 7 


2d 


Coen DOS ER 


~ 252 


६ 
& OS 


Y 


hx 


||} 
52- सूरः अत-तूर 


यह सूरः आरम्भिक मक्की सूरतों में से है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 50 
आयें हैं । 

इस सूर: का आरम्भ भी ईश्वरीय साक्ष्यों से किया गया है । सबसे पहले तो तूर 
पर्वत का साक्ष्य है, जिस के ऊपर हज़रत मूसा अलै. को उनसे श्रेष्ठतर रसूल अर्थात 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़बर दी गई थी । फिर एक ऐसी लिखी 
हुई पुस्तक की क़सम खाई गई है जो चमड़े के खुले पन्नों पर लिखी हुई है । क्योंकि 
प्राचीन काल में चमड़े पर लिखने का प्रचलन था इसलिए वह पुस्तक चमड़े के पन्नों पर 
लिखी हुई बताई गई है । इस पुस्तक में ही बैतुल्लाह (खाना का'बा) के बारे में 
भविष्यवाणी उल्लेखित है जो मुत्तक़ी व्यक्तियों और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होगा । 
एक बार फिर ऊँची छत वाले आकाश को तथा ठाठें मारते हुए समुद्र को भी साक्षी 
ठहराया गया है, जिन दोनों के बीच पानी को सेवा पर लगा दिया गया है जो जीवन का 
सहारा बनता है । 

इन सब ईश्वरीय साक्ष्यों का उल्लेख करने के पश्चात अल्लाह तआला यह 
चेतावनी देता है कि जिस दिन आकाश में भारी कंपन होगी और पर्वतों समान बड़ी-बड़ी 
सांसारिक शक्तियाँ उखाड़ फेंकी जाएँगी और समग्र जगत में बिखर जाएँगी, उस दिन 
झुठलाने वालों का इस संसार ही में बहुत बड़ा विनाश होगा । 

इसके पश्चात अपराधियों को नरक की चेतावनी दी गई है और मृत्तक्रियों को 
स्वर्गो का शुभ-समाचार प्रदान किया गया है । अतः हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को निरंतर उपदेश करते चले जाने का आदेश देते हुए अल्लाह तआला इस बात 
की गवाही देता है कि हे रसूल ! न तेरी बातें ज्योतिषियों की बातों की भाँति ढकोसले हैं 
और न तू पागल है क्योंकि तेरी अपनी वाणी और तुझ पर उतरने वाली वाणी इन दोनों 
बातों को पूर्णतया नकारती हैं | इस कारण अपने रब्ब का आदेश पहुँचाने हेतु उसी के 
लिए धैर्य धर । तू हमारी दृष्टि के सामने है अर्थात हर समय हमारी सुरक्षा में है । और 
अल्लाह तआला की प्रशंसा उसके गुणगान के साथ करता रह । चाहे तू दिन के समय 
उपासना के लिए खड़ा हो अथवा रात्रि के समय उपासना के लिए खड़ा हो और जब 
सितारे डूब चुके हों तब भी अपने रब्ब की उपासना में लीन रह । 


॥ 28782 


सूरः 52, अत-तूर 


is 





Z 
~| 


Z s A 2 4 
05 )9% 


Z 
हु 





TCE, 





CEE * 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


०५, °, 


तूर की क़सम ।2। 

और एक लिखी हुई पुस्तक की ।3। 
(जो) चमड़े के खुले पन्नों में (है) ।4। 
और आबाद घर की (क़सम) ।5। 
और ऊँची की हुई छत की ।6। 

और ठाठे मारते हुए समुद्र की ।7। 


निःसन्देह तेरे रब्ब का अज़ाब आ कर 
रहने वाला है ।8। 


कोई उसे टालने वाला नहीं ।9। 


जिस दिन आकाश भीषण रूप से कांपने 
लगेगा ।।0। 

और पर्वत बहुत अधिक चलने 
लगेंगे।।। 

अतः सर्वनाश हो उस दिन झुठलाने 
वालों का ।2। 

जो निरर्थक बातों में पड़कर क्रीड़ामग्न 
रहते हैं ।।3। 

जिस दिन वे बलपूर्वक नरकाग्नि की 
ओर धकेल दिए जाएँगे ।4। 


Trg 





अह जह नह भह जह जह म 


जड़ अं जड़ जड़ 


DED EE 


y RE ibd 
() |) ३७ उ ॥, of ९2 


कं 


0b 243 a 


सूरः 52, अत-तूर 


(उनसे कहा जाएगा) यही वह अग्नि है 
जिसे तुम झुठलाया करते थे ।।5। 

अतः क्या यह जादू है अथवा तुम सूझ- 
बूझ से काम नहीं लेते थे ? ।6| 

इसमें प्रविष्ट हो जाओ । फिर धैर्य करो 
अथवा न करो तुम्हारे लिए एक समान 
है। तुम को केवल उसी का प्रतिफल 
दिया जाएगा जो तुम कर्म किया करते 
थे ॥7। 

निःसन्दह मुत्तक़ी स्वर्गो और नेमतों में 
होंगे ।।8। 

उस पर प्रसन्न होते हुए जो उनके 
रब्ब ने उन्हें प्रदान किया । और 
उनका रब्ब उनको नरक के अज़ाब 
से बचाएगा ।।9। 

स्वाद्‌ ले ले कर खाओ और पीओ, उन 
कर्मो के फल स्वरूप जो तुम किया करते 
थे ।20| 

वे पंक्तिबद्ध बिछाए हुए पलंगों पर टेक 
लगाए बैठे होंगे । और हम उन्हें बड़ी 
आँखों वाली कुँवारी कन्याओं के साथी 
बना देंगे ।2। 

और वे लोग जो ईमान लाए और उनकी 
संतान ने भी ईमान के फलस्वरूप 
उनका अनुसरण किया, उनके साथ हम 
उनकी संतान को भी मिला देंगे 
जबकि उनके कर्मो में से उन्हें कुछ भी 
कम न देंगे । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
कमाए हुए का बंधक है ।22। 

और हम उनकी सहायता करेंगे । और 
हम उन्हें उसमें से एक प्रकार का फल 


|} 


पारः 27 


OOHSSE SIS 


Lid 


oY F335 Ls) 


SS G03 SE) Sf ss 
(3 ig! ve ~ 50, 


® 5 5 ~ 5 Os 
BE) GCs 
| | rd 


2 3 M77 39308 9 x CS > 
9 DID Si] | कप eS 
CUES) 


OOH SESE 


#9 9224 ) ८ Oi 
ASE DEBE, 

5446 uf ०४2८६ 
~ sell | 94) ° 29 


2 Rew we 2 


9 ~~ ° ~—E? 


tn ~~ 


5 ५ 2 Fe ‘2 
5 ७-५८ Le | 
OCIS ६६३ (८-०७ 


Ua de> sg | 9 


(: 


सूरः 52, अत-तूर 


और एक प्रकार का माँस प्रदान करेंगे 
जिसकी वे इच्छा करेंगे ।23। 

वे उस (स्वर्ग) में एक दूसरे से (नाज़ 
उठाते हुए) प्याले छीनेंगे । उस में न 
कोई अशिष्टता होगी और न ही पाप की 
बात होगी ।24। 

और उनके नवयुवक जो मानो ढाँप कर 
रखे हए मोतियों की भाँति (दमक रहे) 
होंगे, उनके गिर्द घूमेंगे ।25।* 

और उनमें से कुछ, कुछ दूसरों की ओर 
परस्पर एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते 
हुए ध्यान केन्द्रित करेंगे ।26 

वे कहेंगे, निःसन्देह हम तो इससे पूर्व 
अपने घर वालों में बहुत डरे-डरे रहते 
थे ।27। 

फिर अल्लाह ने हम पर कृपा की और 
हमें झुल्सा दने वाली लपटों के अज़ाब से 
बचाया ।28। 

निःसन्देह हम पहले भी उसी को पुकारा 
करते थे । निश्चित रूप से वही बहुत 
सद्‌-व्यवहार करने वाला (और) बार- 
बार दया करने वाला है ।29। (रुकू 4) 
अतएव तू उपदेश करता चला जा । अत: 
अपने रब्ब की नेमत के फलस्वरूप तू न 
तो ज्योतिषी है और न पागल है ।30। 
क्या वे कहते हैं कि यह एक कवि है 
जिसके बारे में हम समय के उलटफेर की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ? ।3।। 


पारः 27 


LORE 4 34 


OC 


g2Z Z\ ZZ 


(६8 x) Y Ks i Cs 


OEY 


2 22% 5 Sle Pod ) 942 हा ना 
>~ ६८2 ७) 


08354} 


७) SHE a IE 


CaO GSES Ng 


~ ५ > Er chs > is Aig 
384०) igs U) 


E > 83 ir 5 
re %0 


5, “2 


757 ५० 64 4 (६ हा /2T 
CES ROSEY 


0५ i 





: इस आयत में भी स्वर्ग की नेमतों का उपमा के रूप में वर्णन है । उन स्वर्गनिवासियों की सेवा के लिए 
ऐसे किशोर नियुक्त होंगे जो “मानो ढके हुए मोती'' हैं । इन शब्दों ने प्रमाणित कर दिया कि यह 


सारा वाक्य एक उपमा के रूप में है । 


सूरः 52, अत-तूर 


तू कह दे कि प्रतीक्षा करते रहो । 
निश्चित रूप से मैं भी तुम्हारे साथ 
प्रतीक्षा करने वालों में से हूँ ।32। 

क्या उनके विक्षिप्त विचार उन्हें इस का 
आदेश देते हैं अथवा वे हैं ही उद्दण्डी 
लोग ? ।33। 

क्या वे कहते हैं कि उसने उसे मिथ्या 
रूप से गढ़ लिया है ? वास्तविकता यह 
है कि वे (किसी प्रकार) ईमान लाने 
वाले नहीं हैं ।34| 

अतः यदि वे सच्चे हैं तो चाहिए कि इस 
जैसी कोई वाणी लाकर दिखाएँ ।35। 


क्या वे बिना किसी चीज़ के (अपने 
आप) पैदा कर दिए गए अथवा वे ही 
स्रष्टा हैं ।36| 

क्या उन्होंने ही आकाशों और धरती 
की सृष्टि की है ? वास्तविकता यह है 
कि वे (किसी प्रकार) विश्वास नहीं 
करेंगे ।37। 

क्या उनके पास तेरे रब्ब के ख़ज़ाने हैं 
अथवा वे (उन पर) दारोगे हैं ? ।38। 


क्या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस में 
(चढ़ कर) वे बातें सुनते हैं ? अतः 
चाहिए कि उनमें से सुनने वाला कोई 
प्रबल (और) स्पष्ट प्रमाण तो पेश 
करे।39। 

क्या उस (अर्थात्‌ अल्लाह) के लिए 
तो पुत्रियाँ और तुम्हारे लिए पुत्र 
हैं? ।40। 


पारः 27 

~ ५ sR rz 5 PE Frit त 
CS sas 3 rH ४ 
b ~ 5 w 

OE} Fel 

SAF ७ AgsYe 5 2४४ है| 
a ~ ०-2 Cd 5% 


द Pe £ EES 5565 s473T 
OOF FY SEO 


POE 52०5५ # 28 
22: 209 

EE > 2% > Sse गः 

SAF ~ _ 22 ls fl 

kb , 34 ge 

OO %००४॥ 

ils cpp NEF 

b g 


~ 


th  _“£2 


Se > ना 
022 DRE 
©0352 
ड Cis a Z ~ ¢ ¢ ना 
००५७ 473 0%०८३ >> +& है| 


०72 552 iif 
OOH 


सूरः 52, अत-तूर 


क्या तू उनसे कोई प्रतिफल मांगता है 
जिसके परिणाम स्वरूप वे चट्री के 
बोझ तले दबा दिए गए हैं ? ।4]| 
अथवा क्या उनके पास अदृश्य (का 
ज्ञान) है, जिसे वे लिखते हैं ? ।42। 
क्या वे कोई चाल चलना चाहते हैं? 
अत: जिन लोगों ने इनकार किया 
उन्हीं के विरुद्ध चाल चली 
जाएगी।43। 

क्या उनके लिए अल्लाह के सिवा भी 
कोई उपास्य है ? पवित्र है अल्लाह 
उससे जो वे शिर्क करते हैं ।44। 

और यदि वे आकाश से कोई टुकड़ा 
गिरता हुआ देखेंगे तो कहेंगे कि 
(यह) एक परत दर परत बादल 
है।45। 

अतः तू उन्हें छोड़ दे । यहाँ तक कि 
वे अपने उस दिन को देख लेंगे जिसमें 
उन पर बिजली गिराई जाएगी ।46। 
जिस दिन उनका कोई उपाय उनके 
कुछ काम नहीं आएगा और न उन्हें 
सहायता दी जाएगी ।47। 

और निःसन्देह वे लोग जिन्होंने 
अत्याचार किया, उनके लिए उसके 
अतिरिक्त (और) भी अज़ाब होगा । 
परन्तु उनमें से अधिकतर जानते 
नहीं।48। 

और अपने रब्ब के आदेश के लिए 
धैर्य धर । निश्चित रूप से तू हमारी 
आँखों के सामने (रहता) है । और 
जब तू उठता है अपने रब्ब की 


पारः 27 


PA LD 2g (5 SEs fl 


OO ahaa 
2 4 pete 7 225% oe 5 5 
(६) 
DOI ५८४४-०५ 


SC 


i] 


Es 


eg kd CERN f f 
chub 


CEs REN 


05) 
CN TFSi 
38 ००५ | 9 35: 


2 
५ 2 9० 55 


53७%:545% pigs 835 
B63 

Lape ei pe ie 
O32 «०४३ 

35055 6:5।%+% < «50805 


हर 5 FE र f SY | Pd 
FSIS 


सूरः 52, अत-तूर [| |! पारः 27 


| थ्‌ उसका y > La ~ 5 Kt ~ id CIT 
प्रशंसा के साथ (उसका) गुणगान जा 59 3 
कर ।49| च 


और रात को भी तथा सितारों के ह EE ट] 
अस्त होने के बाद भी उसकी [te ०००१२ 
महिमागान कर ।50। (रुकू -&) 


|||} 
53- सूरः अन-नज्म 


यह सूरः हब्शा (पूर्वी अफ्रीकी देश) की ओर मुसलमानों की हिजरत के तुरंत 
पश्चात नुबुव्वत (प्राप्ति) के पांचवें वर्ष अवतरित हुई थी । बिस्मिल्लाह सहित इसकी 
63 आयें हैं । 

इस सूरः का नाम अन-नज्म (सितारा) है । पिछली सूरः के अन्त पर भी सितारों 
के अस्त होने का वर्णन है । इसके पश्चात सूरः के विषयवस्तु को मुश्रिकों की ओर फेरा 
गया है और जिस सितारा की मुश्रिक उपासना किया करते थे उसके गिर जाने की 
भविष्यवाणी की गई और वर्णन किया कि यह बात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने अपनी ओर से नहीं गढ़ी, क्योंकि आप सल्ल. कभी भी अपने मनोवेग से कोई 
बात नहीं करते । 

इससे पूर्व सूरः अज्ञ-ज़ारियात के अन्त पर जिस अल्लाह को बड़ा शक्तिशाली 
और बहुत जीविका प्रदान कारी कहा गया, उसी अल्लाह के लिए इस सूरः में 
शदीदुल कुवा और जू मिरतिन कहा गया । अर्थात जो उत्तम गुणों वाला और अनुपम 
विवेकशील है । 

इसके पश्चात मे राज की घटना का वर्णन आरम्भ हो जाता है जिसमें हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने रब्ब के निकट हए और अल्लाह तआला आप 
सल्ल. पर कृपा के साथ झुक गया और वह दो धनुषों की एक प्रत्यंचा की भाँति हो गया। 
ये बहुत असाधारण आयतें हैं जिनकी विभिन्न रंगों में व्याख्या का प्रयत्न किया गया है । 
निःसन्देह इस घटना में किसी प्रत्यक्ष आकाश का उल्लेख नहीं है बल्कि हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल पर बीतने वाली एक असाधारण घटना का वर्णन है। 
यह एक ऐसा क़श्फ़ (दिव्य-दर्शन) है जिसका कोई उदाहरण किसी अन्य नबी के जीवन 
में नहीं मिलता । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दिल अल्लाह के प्रेम में 
क्षितिज की ओर ऊँचा हुआ और अल्लाह अपने भक्त के प्रेम में उसके दिल पर उतर 
आया । आयतांश क्रा ब क़ौसेन (दो धनुष की प्रत्यंचा) से यह अभिप्राय है कि हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वह प्रत्यंचा बन गए जो अल्लाह तआला और 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के धनुषों के मध्य एक ही था । अर्थात 
अल्लाह तआला के धनुष से चलने वाला वाण वही था जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के धनुष से चलता था । यह व्याख्या पवित्र कुरआन की आयत जब तूने 
(उनकी ओर कंकर) फेंके तो तूने नहीं फेंके बल्कि अल्लाह ने फेंके । (सूरः अन्फ़ाल 
आयत : ।8) के अनुरूप है । इस कारण इसे अपनी मतानुसार की गई व्याख्या कदापि 


नहीं कही जा सकती । 

फिर मे राज की यात्रा के सशरीर होने को पूर्णतया नकार दिया गया जब कहा मा 
कज़बल फुआदु मा रअ (आयत ।2) अर्थात शारीरिक आँखों ने अल्लाह को नहीं देखा 
बल्कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल की आँखों ने जिस अल्लाह 
को देखा उस दिल ने उसके वर्णन में कोई झूठ नहीं बोला । 

इसके बाद एक बेरी का उल्लेख है जो अल्लाह और उसके भक्तों के मध्य सीमाओं 
को पृथक करने वाली एक बाड़ की भाँति है । वास्तव में पहले भी अरबों में यही प्रचलन 
था और आज भी यह प्रचलन मिलता है कि जब एक ज़मीनदार के भू-क्षेत्र की सीमा 
समाप्त होती है तो दूसरे ज़मीनदार के भू-क्षेत्र और उसके भू-क्षेत्र के बीच सरहद के रूप 
में काँटेदार बेरियाँ लगा दी जाती हैं | अतः आकाश पर कदापि कोई बेरी का वृक्ष नहीं 
उगा हुआ था कि जिससे परे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं जा सकते 
थे । यह तो एक अत्यन्त हास्यास्पद व्याख्या है जो मध्यकाल के कुछ व्याख्याकारों ने की 
है । तात्पर्य केवल इतना है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस उच्च 
दर्जा तक अल्लाह तआला की निकटता पा गए जिसके उपर किसी भक्त की पहुँच संभव 
नहीं थी । क्योंकि इसके बाद फिर अल्लाह तआला की तनज़िही सिफ़ात (वे गुण जो 
अल्लाह के सिवा किसी और को प्राप्त न हो सकें) का क्षेत्र आरम्भ हो जाता है । 

इसके पश्चात काफिरों के काल्पनिक उपास्यों का वर्णन करते हए कहा कि उनके 
अस्तित्व का कोई प्रमाण उनके पास नहीं है । वे केवल अटकल पच्चू करते हैं | अतः 
यहीँ तक उनका समस्त ज्ञान सीमित है । 

यहाँ अरबी शब्द शिअरा से अभिप्राय सितारा है, जिसे मुश्रिकों ने उपास्य बना 
रखा था । 

इसके बाद अतीत की मुश्रिक जातियाँ शिर्क के परिणामस्वरूप जिस बुरे अंत को 
पहुँची, शिक्षा स्वरूप उनका संक्षिप्त विवरण उल्लेख किया गया है । 

ज्र 


सूरः 53, अन-नज्म [|i पारः 27 










£ #४ ड न्् टि र न 3 gy) ५ ३ 0 





बह बह हे बह बह हे चाह थआ। 





[च 


OFT gt TIEEURY SYST IESE ७ > 5 SPOT 
नह अह अह क : जर ज 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 








A NNN NN NN NN NR A NM A 


A, ५, 














ON NN 


क़सम है सितारे की, जब वह गिर 6) ५५45 »३2॥॥5 
जाएगा ।2। 

तुम्हारा साथी न तो पथभ्रष्ट हुआ और ® PA bee 
न ही असफल रहा ।3। 

और वह मन की इच्छा से बात नहीं ठ Gloss 
करता ।4। k 

यह तो केवल एक वहइ है जो उतारी जा & Bi Yi) 
रही है ।5। 3S ३ 
उसे दृढ़ शक्तियों के स्वामी ने सिखाया Os ERNE 
है ।6। 

(जो) परम विवेकशील है । फिर वह 6) (५१८७ ड 5535 
अधिष्ठित हुआ ।7। f 
जबकि वह उच्चतम क्षितिज पर KE 7s 
(स्थित) था ।8। nm nn 
फिर वह निकट हुआ । फिर वह नीचे ठ as 6555 
उतर आया ।9। 

अतः वह दो धनुषों की प्रत्यंचा की भाँति SGI BOE 
अथवा उससे भी निकटतम हो गया ।0। f 

अतः उसने ड भक्त की ओर वह © अत ok § 
वहइ किया जो वहइ करना (चाहता) 

था ।।!। 

और (उसके) दिल ने झूठा वर्णन नहीं ७७5५3 $8॥ 256५ 
किया जो उसने देखा ।2। 

अत: क्या तुम उससे इस (बात) पर ७७५४७ ४५५३: a 


झगड़ते हो जो उसने देखा ? ।।3। 


सूरः 53, अन-नज्म 


जबकि वह उसे एक और अवस्था में भी 
देख चुका है ।4| 

अन्तिम सीमा पर स्थित बेरी के 
पास।।5। 

उसके निकट ही शरण देने वाला स्वर्ग 
है ।6| 

जब बेरी को उसने ढाँप लिया जो (ऐसे 
समय में) ढाँप लिया (करती है) ।।7। 

न दृष्टि भ्रान्त हुई और न सीमा से 
(आगे) बढ़ी ।।8। 

निःसन्देह उसने अपने रब्ब के चिह्ों में 
से सबसे बड़ा चिह्न देखा ।9। 

अतः क्या तुमने लात और उज़ज़ा को 
देखा है ? ।20। 

और तीसरी मनात को भी जो (उनके) 
अतिरिक्त है ? ।2॥।* 

क्या तुम्हारे लिए तो पुत्र हैं और उसके 
लिए पुत्रियाँ हैं ? ।22। 

तब तो यह एक बहुत खोटा विभाजन 
हुआ ।23। 

यह तो केवल नाम हैं जो तुमने और 
तुम्हारे पूर्वजों ने उनको दे रखे हैं । 
अल्लाह ने उनके समर्थन में कोई प्रबल 
तर्क नहीं उतारा । वे केवल भ्रम का 
अनुसरण कर रहे हैं और उसका (भी) 
जो मन चाहते हैं । जबकि उनके रब्ब 
की ओर से निश्चित रूप से उनके पास 
हिदायत आ चुकी है ।24। 

क्या मनुष्य जो इच्छा करता है वह उसे 
मिल जाया करती है ? ।25। 


पारः 27 


75 


५ 22 ~ ole ३% 7 
Ol sis 

। ८२५ ~ 2 ~ 
OLN 5 SOM 

+ 3 र tz [& ~ 
Ose 

४ Ws, 553), 830 
| हि I ~ ह kd ट (4 
७, 9८ ००३ | a ७ 
९ ७ ~ wif EES 
ANDi 
५ 4 ४2 7 YN ४ Sse 
ON SEs 
ils 45) En द; 0 ८ 
OGY 
| 22 4» ~ 5 2 | 
CEE CESS] 
|> + र (०. oad £ CSI i 
Og Hols 

२३ 22424 7 Je TAS” 2 
SS) | Yoo हे Co | Yi 53) 


TE 


x ड ७ 2 ol i ~ 
2 Lg Sl bss है" 





४४. आयत 20, 2! : लात, उज़्ज़ा, मनात - वे मूर्तियाँ जिनकी इस्लाम से पूर्व अरबवासी पूजा करते थे । 


सूरः 53, अन-नज्म 


अत: अन्त और आदि दोनों ही अल्लाह 
के वश में हैं ।26| (रुकू -7) 

और आकाशों में कितने ही फरिश्ते हैं 
कि उनकी सिफ़ारिश कुछ काम नहीं 
आती । परन्तु सिवाए उसके कि जिसे 
अल्लाह अपनी इच्छा से अनुमति दे और 
उस पर प्रसन्न हो जाए ।27। 

निःसन्देह वे लोग जो परलोक पर ईमान 
नहीं लाते (उन ही में से हैं जो) 
फ़रिश्तों को हठपूर्वक स्त्रियों वाले नाम 
देते हैं ।28। 

हालाँकि उन्हें उसका कुछ भी ज्ञान 
नहीं । वे भ्रम के अतिरिक्त किसी चीज़ 
का अनुसरण नहीं करते । और 
निःसन्देह भ्रम सत्य के मुक़ाबले पर 
कुछ भी काम नहीं आता ।29| 

अतः तू उससे मुँह फेर ले जो हमारे 
स्मरण से विमुख होता है और सांसारिक 
जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
चाहता ।30। 

यही उनके ज्ञान की कुल पूँजी है । 
निःसन्देह तेरा रब्ब ही है जो सबसे 
अधिक उसे जानता है जो उसके रास्ते 
से भटक गया । और वह सबसे 
अधिक उसे जानता है जो हिदायत पा 
गया ।3]| 

और अल्लाह ही का है जो आकाशों में 
है और जो धरती में है । उसी का 
परिणाम होता है कि वह उन लोगों 
को जिन्होंने बुराइयाँ कीं उनके कर्म 
का प्रतिफल देता है और उनको उत्तम 


|) |] पारः 27 
& है SR Fe {र hl i 
SERIES SIPC 


(2४४ ००५०-०॥ ३ <.0.57,8 ५ < - 5 


2.2५ 92 १२ Y Cg 5 
oN og 
४ sag + ? oe Bi Ks Z 

2) ०१-२०) 2-५2 /% 9 

ES I 


3 
NL eS 


245७ 63% fio 
OE 


जज बह है 
9202 3० ० hers ~| 
£ OSB Cy sls] 


(23 3३१७५ कप bil 35:20 % 
GA SEC GECIRN EK) 


सूरः 53, अन-नज्म 


3 
न 
2 
tw 
न 





प्रतिफल देता है जो उत्तम कर्म करते 
थे ।32। 

(ये अच्छे कर्मो वाले) वे लोग हैं जो 
सिवाए मामूली भूल-चूक के बड़े पापों 
और अश्लीलताओं से बचते हैं 
निःसन्देह तेरा रब्ब अत्यन्त क्षमाशील है। 
वह तुम्हें सबसे अधिक जानता था जब 
उसने धरती से तुम्हें विकसित किया और 
जब तुम अपनी माओं के गर्भ में केवल 
भ्रूण की अवस्था में थे । अत: अपने 
आपको को (यूँ ही) पवित्र न ठहराया 
करो। वही है जो सबसे अधिक जानता है 
कि मुत्तक़ी कौन है ।33। (रुकू ह) 
कया तूने ऐसे व्यक्ति पर ध्यान दिया है 
जिसने पीठ फेर ली ।34। 

और थोड़ा सा दिया और हाथ रोक 
लिया ।35। 

क्या उसके पास अदृश्य का ज्ञान है 
जिसके परिणाम स्वरूप वह वास्तविकता 
को देख रहा है ? ।36। 

अथवा क्या उसे उसकी सूचना नहीं दी 
गई जो मूसा के ग्रन्थों में है ? ।37| 

और इब्राहीम (के ग्रन्थों में भी) जिसने 
प्रतिज्ञा को पूरा किया ।38। 

कि कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरी 
का बोझ नहीं उठाएगी ।39। 

और यह कि मनुष्य के लिए उसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं जो उसने प्रयत्न 
किया हो ।40। 

और यह कि उसका प्रयत्न अवश्य दृष्टि 
में रखा जाएगा ।4।। 


Sil 


PEEVE egy Sg 
see UR) HE 


YS shi 3 


६ OI) Cy) ole 32 Wr | 


3 ४ 7% 2 है! 3३ 
85०5 99९08 2-८३ 


न । 


© Sy क कक | wi 5 Le f 


3 > + @ bs (i pa T 
OBO ५५५०२ ०7! 


सूरः 53, अन-नज्म 


फिर उसे उसका भरपूर प्रतिफल दिया 
जाएगा ।42। 

और यह कि अन्ततः तेरे रब्ब की ओर 
ही पहुँचना है ।43। 

और यह कि वही है जो हंसाता है और 
रुलाता भी है ।44। 

और यह कि वही है जो मारता है और 
जीवित भी करता है ।45। 

और यह कि वही है जिसने जोड़ा पैदा 
किया, अर्थात पुरुष और स्त्री ।46। 


वीर्य से, जब वह डाला जाता है ।47। 


और यह कि दोबारा उठाना उसी के 
ज़िम्मे है ।48। 

और यह कि वही है जो धनवान बनाता 
है और ख़ज़ाने प्रदान करता है ।49। 

और यह कि वही है जो शिअ्रा 
(सितारे) का रब्ब है ।50। 

और यह कि वही है जिसने प्रथम आद 
(जाति) को विनष्ट किया ।5। 

और समूद (जाति) को भी । फिर 
(उनका) कुछ न छोड़ा ।52। 

और इससे पहले नूह की जाति को भी। 
निःसन्देह वही लोग सबसे अधिक 
अत्याचारी और सबसे अधिक उद्दण्डी 
थे ।53। 

और उलट-पुलट हो जाने वाली बस्तियों 
को भी उसने दे मारा ।54। 

फिर उन्हें उस चीज़ ने ढाँप लिया 
जो (ऐसे समय) ढाँप लिया (करती 
है) ।55| 


6 9055 4-८4) ६5 ५३५ 


Pa Fd So g ho द 
OU 3) 247० C2 


® 24 र 525) Pe ri 

NEN 
b | 5) Re SIS दम 2 
OU yal) sas 


® HEE 0००६2 
८ | 59359 


०4 K: > ¢ + ks 5 ०4287 
ISS ae) 55८ Hf 5s 
i 


SESS 


सूरः 53, अन-नज्म [Ii 


पारः 27 





अत: तू अपने रब्ब की किन-किन 
नेमतों के बारे में वाद-विवाद 
करेगा? ।56| 

यह पहले की सतर्कवाणियों की भाँति 
एक सतर्कवाणी है ।57।" 

निकट आने वाली निकट आ चुकी 
है ।58। 

अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध उसे कोई 
टालने वाली नहीं है ।59। 

अतः क्या तुम इस बात पर आश्चर्य 
करते हो ? ।60। 


और हंसते हो और रोते नहीं ? ।6।। 
और तुम तो असावधान लोग हो ।62। 


अत: अल्लाह के समक्ष सजदः में 
गिर जाओ और (उसी की) उपासना 
करो ।63। (रुकू 7) 


Y 
G 
\ 


| je A 


OSE sis 


७059): SSN 
दे. > 4८ ०२ 22022 
२३) ७४। _2}| 


y Ld en र ~ 5 Dd FEN Hr 5 ~ 
029२-४9 2 9 


ARS 
240 + 


(9 83 SO > | >>) |9 


@|9 Le 94) | is 





5 इस अर्थ के लिए देखें अल मुन्जिद' । 


|| | 
54- सूरः अल-क़मर 


यह सूरः मक्का में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 56 आयतें हैं । 

इससे पूर्ववर्ती सूर: में मुश्रिकों के कृत्रिम उपास्य शिअरा (सितारा) के गिरने का 
वर्णन है, मानो यह भविष्यवाणी की गई है कि शिर्क अपने काल्पनिक उपास्य सहित 
अवश्य नष्ट कर दिया जाएगा । 

अब सूर: अल्‌ कमर के आरम्भ ही में यह ख़बर दे दी गई कि वह घड़ी आ गई है 
और इस पर चन्द्रमा ने दो टुकड़े हो कर गवाही दे दी । चन्द्रमा से अभिप्राय अरब 
साम्राज्य-काल है । चन्द्रमा की यह व्याख्या भी स्वयं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से वर्णित है। अतः अब सदा के लिए मुश्रिकों का साम्राज्य-काल समाप्त हुआ 
और वह घड़ी आ गई जो क्रांति की घड़ी थी और जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम के आगमन के साथ ही प्रकट होनी थी । 

इसके पश्चात एक ऐसी आयत है जिससे पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है कि उस 
समय के मुश्रिकों ने कुछ क्षणों के लिए चन्द्रमा को निःसन्देह दो भागों में बंटते हए देखा 
था । इसके सम्बन्ध में व्याख्याकारों ने शुद्ध-अशुद्ध बुहत सी व्याख्याएँ की हैं । परन्तु उस 
वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि मुश्रिकों ने चन्द्रमा के 
विभाजन का यह दृश्य न देखा होता तो वे तुरन्त इस घटना का इनकार कर देते । और 
मोमिन भी अपने ईमान से फिर जाते क्‍योंकि ईमान का पूरा आधार हज़रत मुहम्मद 
सल्ल. की सच्चाई पर था । सिह्ुम मुस्तमिर (चिरप्रचलित जादू) कह कर मुश्रिकों ने 
गवाही दे दी कि घटना तो अवश्य हुई है परन्तु जादू है । और इस प्रकार के जादू हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सदैव दिखाते रहते हैं । 

इसके पश्चात एक बार फिर अतीत की मुश्रिक जातियों का वर्णन है कि प्रत्येक ने 
अपने समय के रसूल को पागल ही घोषित किया था । वे एक के बाद एक अपने इनकार 
और अशिष्टता के परिणामस्वरूप विनष्ट कर दी गई । 

इस सूरः में एक आयत को बार-बार दोहराया गया है कि उपदेश प्राप्त करने के 
लिए हमने कुरआन करीम को सरल बनाया है । अर्थात पिछली जातियों की दशा पर 
कोई किचित विचार भी करता तो उसको सरलता पूर्वक यह बात समझ आ सकती थी 
कि संसार में सबसे बड़ा विनाश शिर्क ने फैलाया हुआ है । परन्तु कोई है जो उपदेश 
ग्रहण करने वाला हो । न पहले लोगों में से अधिकतर ने उपदेश ग्रहण किया और न बाद 
में आने वालों में से अधिकतर उपदेश ग्रहण करते हैं । 

जक 


सूरः 54, अल-क़मर 


४ आडट आड आड़ RR 


8 





£ 


८४५४, ४५४ १5४8 ear 


हर 


Di £ ISS Ns 








f+ 


5६ अ जद न 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
निश्चित घड़ी निकट आ गई और चन्द्रमा 
फट गया ।2। 

और यदि वे कोई चिह्न देखें तो मुँह फेर 
लेते हैं और कहते हैं, चिरप्रचलित जादू 
है ।3। 

और उन्होंने झुठला दिया और अपनी 
इच्छाओं का अनुसरण किया (और 
जल्दबाजी की) हालाँकि प्रत्येक काम 
(अपने समय पर) होकर रहता है ।4। 
और उनके पास कुछ ख़बरें पहुँच चुकी 
थीं जिनमें कड़ी चेतावनी थी ।5। 


श्रेष्ठतम तत्वपूर्ण (बातें) थीं फिर भी 
चेतावनियाँ किसी काम न आयीं ।6। 
अतः उनसे विमुख रह । (वे दख लेंगे) 
वह दिन जब बलाने वाला एक अत्यन्त 
अप्रिय वस्तु की ओर बुलाएगा ।7। 
उनकी दृष्टियाँ अपमानवश झुकी हुई 
होंगी । वे क़ब्रों से निकलेंगे मानो वे 
(हर ओर) बिखरी हुई टिट्वियाँ हैं ।8। 
वे बुलाने वाले की ओर दौड़ रहे होंगे । 
काफिर कह रहे होंगे कि यह बड़ा कठिन 
दिन है ।9। 

उनसे पूर्व नूह को जाति ने भी झुठलाया 
था । अतः उन्होंने हमारे भक्त को 





९ , > श्र 
के 0, % ५, 4५, 


% 
५; न त 2 9 
AT, HS A, HS, हेड 


A, A, A A 4 


ONS sa | 

Fs 992 /{2 2 5 Zs |, 5/62 ~ 
Se 9 lore 30S 
| ~ल 

PE 457 DT sr IRL” 
A | U9 की] | 9% | | 9x |9 ।9५5 9 
ही तन, 

OBE 

52 EY ७ 5 EN 
43 ८ 2९४५) ४ BEES 
ONS 


RENE: CE 
(9) EE) (2 bE 2 > 


est. 


7 {27 22 


7 By (१-७ 
0) 35५० 
~ १7 222 


rtd 
~ 
aT) 


OBS sg DIY 


GEES AN 3| (४००६४ 
८7:5९, 


O22 


bee 2 i 2९ 2 


| 2% 4 32% 


HC » » % 


सूरः 54, अल-क़मर 


झुठलाया और कहा कि एक पागल और 
धुतकारा हुआ है ।0। 

तब उसने अपने रब्ब को पुकारा और 
कहा कि निश्चित रूप से में दबा हुआ 
हूँ। अतः मेरी सहायता कर ।!।। 

तब हमने लगातार बरसने वाले जल के 
रूप में आकाश के द्वार खोल दिए ।।2। 
और हमने धरती को जलस्रोतों के रूप में 
फाड़ दिया । अत: पानी एक ऐसी बात 
पर इकट्ठा हो गया जो पहले से निश्चित 
किया जा चुका था ।।3। 

और उसे (अर्थात नूह को) हमने तख्तों 
और कीलों वाली (नौका) पर सवार 
किया ।॥4। 

वह हमारी आँखों के सामने चलती थी । 
उस के प्रतिफल स्वरूप, जिसका इनकार 
किया गया था ।।5। 

और नि:सन्देह हमने उस (नौका) को 
एक बड़े चिह्न के रूप में छोड़ा । 
अतएव है कोई उपदेश ग्रहण करने 
वाला ? ॥6। 





: आयत सं. ॥3 से ।6 : इन आयतों में हज़रत नूह अलै. की नौका की चर्चा की जा रही है, जो 
लकड़ी के तख़्तों और कीलों से बनी हुई थी । अर्थात हज़रत नूह अलै. के युग में सभ्यता इतनी 
उन्नति कर चुकी थी कि उन्हें लोहे के प्रयोग करने पर पूरी तरह निपुणता प्राप्त हो चुकी थी । और 
वे सम्भवतः लकड़ी के तख़्ते चीरने के लिए आरे भी बना सकते थे । इसी नौका के संबंध में कहा 
गया है कि यह एक चिह्न है जो उपदेश ग्रहण करने वालों के लिए ईमानवर्धक सिद्ध होगा । इससे 
यह सम्भावना भी उत्पन्न होती है कि हज़रत नूह अलै. की नौका को आने वाली पीढ़ियों के लिए 
एक चिह्न के रूप में सुरक्षित कर दिया गया है । जबकि ईसाइयों को कुरआन करीम के इस वर्णन 
की कोई जानकारी नहीं। वे फिर भी हज़रत नूह अलै. की नौका को कहीं न कहीं एक चिह्न के रूप 
में सुरक्षित समझते हैं और इसकी खोज हर जगह जारी है । जमाअत अहमदिय्या की ओर से भी 
कुछ लोग इस काम पर लगे हैं कि कुरआनी आयतों के संदर्भ में इस नौका को खोज निकालें । मेरी 
खोज के अनुसार यह नौका अन्ध महासागर की तल में सुरक्षित हो गई है और समय आने पर 





निकाल ली जाएगी । 


सूरः 54, अल-क़मर 


अत: मेरा अज़ाब और मेरी चेतावनी 
कैसी थी ? ।।7। 

और निःसन्देह हमने कुरआन को 
उपदेश प्राप्ति के लिए सरल बना दिया। 
अतः क्या है कोई उपदेश ग्रहण करने 
वाला ? ।।8। 

आद (जाति) ने भी झुठलाया था । 
फिर कैसा था मेरा अज़ाब और मेरी 
चेतावनी ? ।।9| 

निःसन्देह हमने एक आकर ठहर जाने 
वाले अशुभ दिन में उन पर एक बहुत 
तीव्र गति से चलने वाली हवा भेजी ।20। 
जो लोगों को पछाड़ रही थी मानो 
वे जड़ों से उखड़े हुए खजूर के तने 
हों ।27। 

अतः कैसा था मेरा अज़ाब और मेरी 
चेतावनी ? ।22। 

और निःसन्देह हमने कुरआन को 
उपदेश प्राप्ति के लिए सरल बना दिया। 
अत: क्या है कोई उपदेश ग्रहण करने 
वाला ? ।23। (रुकू --) 

समूद (जाति) ने भी सतर्क करने वालों 
को झुठला दिया था ।24। 

अतः उन्होंने कहा कि क्या हम अपने ही 
में से एक व्यक्ति का अनुसरण करें ? 
तब तो हम नि:सन्देह पथभ्रष्टता और 
पागलपने में पड़ जाएँगे ।25। 

क्या हमारे बीच में से एक इसी व्यक्ति 
पर अनुस्मारक-ग्रन्थ उतारा गया ? 
नहीं ! बल्कि यह तो अत्यन्त झूठा 
(और) शेखी बघारने वाला है ? ।26। 


GEE SHE 


६4 5 (% ~ he Ce रह C4 ls 
)) 3 (3-०० () IRE हि eS 
7 2 १४ 


3 ।८-2-5 CS) ie i} 


OOPS 22 
SESS NES 
Oy sO ESS 
Ged SSB Es 
6554 


Er SA 
®) | > %०- on 4S 
7 ~ + 


Gs Ses pu 
®) I 2 \ > ( 


सूरः 54, अल-क़मर 


आने वाले कल को वे अवश्य जान लेंगे 
कि कौन है जो अत्यन्त झूठा और शेख़ी 
बघारने वाला है ? ।27। 

निःसन्देह उनकी परीक्षा स्वरूप हम 
एक ऊँटनी भेजने वाले हैं । अतः (हे 
सालेह !) तू उन पर दृष्टि रख और 
धैर्य धारण कर ।28। 

और उन्हें बता दे कि पानी उनके 
बीच (समयानुसार) बांटा जा चुका 
है। पानी पीने की हर निर्धारित बारी 
के अंदर ही उपस्थित होना आवश्यक 
है ।29| 

तब उन्होंने अपने साथी को बुलाया । 
उसने (उस ऊँटनी को) पकड़ लिया और 
(उसकी) कूँचें काट दीं ।30। 

फिर मेरा अज़ाब और मेरी चेतावनी 
कैसी थी ? ।3। 

निःसन्देह हमने उन पर एक ही ऊँची 
आवाज़ भेजी तो वे एक कटी हुई बाड़ 
की भाँति हो गए जो पाँवों के नीचे रौंदी 
जा चुकी हो ।32। 

और निःसन्देह हमने कुरआन को 
उपदेश प्राप्ति के लिए सरल बना दिया। 
अतः क्या है कोई उपदेश ग्रहण करने 
वाला ? ।33। 

लूत की जाति ने भी सतर्ककारियों को 
झुठला दिया था ।34। 

निःसन्देह हमने उन पर पत्थरों की 
वर्षा बरसाई, सिवाए लूत के घर वालों 
के । उन्हें हमने प्रातः काल बचा 
लिया ।35। 


|} 


पारः 27 


ONES IE ७६:८८ 


Z 
24% 4 


aS Bs lois ४ 


€) Nhs ~ | ~ 9 RI nf 
> DB 


2X Cs ०८८ be २४ ls 
(5 freon 4.....3 ८ ०)। () | >> DA 
4६५ ४ 


©) sm (नो 2% 


~ 7% EE 537 be 27 82 
2 (४? कै GAS | १3० 


OSG ESS 
Sls ue dS 
© yb | PES | ss 


2358 SSN Cis 


04 


सूरः 54, अल-क़मर 


अपनी ओर से एक नेमत के रूप में । 
इसी प्रकार हम उसे प्रतिफल दिया करते 
हैं जो कृतज्ञता प्रकट करे ।36। 

और उसने भी उनको हमारी पकड़ से 
डराया था । फिर भी वे चेतावनी के बारे 
में असमंजस में रहे ।37।” 

और उन्होंने उसे अपने अतिथियों के बारे 
में फुसलाना चाहा तो हमने उनकी 
आँखों को प्रकाशहीन कर दिया । अतः 
मेरा अज़ाब और मेरी चेतावनी का स्वाद 
चखो ।38। 

और निःसन्देह उनके पास सुबह सवेरे ही 
एक ठहर जाने वाला अज़ाब आ गया ।39। 
अतः मेरा अज़ाब और मेरी चेतावनी का 
स्वाद चखो ।40। 

और निःसन्देह हमने कुरआन को 
उपदेश प्राप्ति के लिए सरल बना 
दिया। अत: क्या है कोई उपदेश ग्रहण 
करने वाला ? ।4!। (रुकू -#-) 

और निःसन्देह फ़िरऔन के घर वालों के 
पास भी सतर्ककारी आए ।42। 

उन्होंने हमारे समस्त चिह्नों का इनकार 
कर दिया । अतः हमने उन्हें इस प्रकार 
पकड़ लिया जैसे पूर्ण प्रभुत्व वाला 
सर्वशक्तिमान पकड़ता है ।43। 

क्या तुम्हारे (युग के) काफ़िर उनसे श्रेष्ठ 
हैं अथवा तुम्हारे लिए ग्रन्थों में छुटकारे 
की कोई ज़मानत है ? ।44। 

क्या वे कहते हैं कि हम बदला लेने वाला 
गिरोह हैं ? ।45। 


2206 SHON bis 


पारः 27 


> 


syd Ure 


OE 


न दा 


9 Sais 


[ES 37 7% अक बट > 7 RIRZ oe 
Coils ०2०० का ०१०१ 5 | 9 


R72 (57 5% 22% 3222 
8 ०993-८४ १5७9 SR 


~ Z > od ~~ 


(a ब FIRE ge 9.2८ “४ a ~ 


© 4 “ 2 4६5», i 5३% 
७) )-०१३|-००| ४ 339 


Ded 
£] 


SIMO ६६445 


~5 47 


2 + : 52 37% 22 ¢ ~ 
i ~> pod | ~ 


~ 3) 


७ 2७६०३ (० ० 9५ 4; f 





इस अर्थ के लिए देखें “लिसान-उल -अरब' । 


सूरः 54, अल-क़मर 


इस विशाल जन-समूह को अवश्य 
पराजित किया जाएगा और वे पीठ फेर 
जाएँगे |46। 

बल्कि उनसे क्रांति की घड़ी का वादा 
किया गया है और वह घड़ी बहुत कठोर 
और बहुत कड़वी होगी ।47। 

निःसन्देह अपराधी लोग विनाश और 
पागलपन (की दशा) में होंगे ।48। 

जिस दिन वे अग्नि में अपने चेहरों के 
बल घसीटे जाएँगे । (उन्हें कहा 
जाएगा) नरक का स्वाद चखो ।49। 
निःसन्देह हमने हरेक चीज़ को एक 
अनुमान के अनुसार पैदा किया 
है।50। 

और हमारा आदेश एक ही बार आँख 
झपकने की भाँति (आता) है ।5।। 

और निःसन्देह हम तुम्हारे समकर्मा 
लोगों को (पहले भी) विनष्ट कर चुके 
हैं। अत: क्या है कोई उपदेश ग्रहण करने 
वाला ? ।52। 

और प्रत्येक काम जो वे करते हैं, ग्रन्थों 
में (मौजूद) है ।53। 

और प्रत्येक छोटा और बड़ा लिखा हुआ 
है ।54| 

निःसन्देह मुत्तक़ी स्वर्गो में और समृद्धि 
की अवस्था में होंगे ।55। 

सच्चाई के आसन पर, एक सर्व- 
शक्तिमान सम्राट के निकट ।56। 


(रुकू उ ) 


|$ 


rd 


पारः 27 


oi 
AZ SYR Z 


8 >> ०४% 3 EN 2 


| ई 7 Es ~ 5 2 ~ LS) ui 
rE) | 4८...) 3 8-५ AN 
CHAE 


~ 
हि Z 5% 26 
(६9 A © 


8 Ai BB Oe NE 


2ARSS27 


+ 2 22 2 uke ~ 3 p AED Bd 
AB FI ING Oo 92 
AEE अ्क जाए 
५० Rs yes 933 > 
«६4! 5 se FE 
OBS U) 
Bes 6 Fs शः छु» i ~ 
© _>< 3 sels YI ७ )-० bs 
Ys ~ श्र 
Uk 5 2 ~ CTC 5, ESR 
sl Cols 
rid 
DFO 


A ° FA Z 42 
@ 2 Hiss ~ 9९, 59 
> INI 
2 
as ~& > 4 NS ८ 6: 3, ~ hi ~ 
ES 229 > nD USS 
प्रा ~ 

@ REE > ~| ६ | 

7 7 (2 

हि. सात ही 5 „~~ 29:52 नन हः p 

552 >- ५2 2 >०4<2 2०-०० 3 
Y 


> RD  > 
(2) मर 
(७9 > ~ 


~ 22 


ट 
(5 JN 


«९ 





* आयत सं. 45-46 ये आयतें जो आरम्भिक मक्‍्की आयतों में से हैं, इनमें अहज़ाब युद्ध की 
भविष्यवाणी की गई है कि काफ़िरों की विशाल सेना मुसलमानों को पीठ दिखा कर भाग खड़ी होगी । 


||; 
55- सूरः अर-रहमान 


यह सूरः आरम्भिक मक्की दौर में अवतरित हुई थी । बिस्मिल्लाह सहित इसकी 
79 आयते हैं । 

इस सूरः में मनुष्य और कुरआन करीम से संबंधित दो पृथक पृथक मुहावरे प्रयुक्त 
किये गए हैं । कुरआन के बारे में ख़ल्क़ (सृष्टि) शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है 
परन्तु मनुष्य के लिए ख़ल्क़ शब्द का उल्लेख है । अतः इस सूरः पर विचार न करने के 
परिणाम स्वरूप मध्य काल में कुछ मुसलमान कुरआन को मख्लूक़ (सृष्टि) मानते रहे 
और कुछ इसके विपरीत । इस कारण इन मुसलमानों में बहुत ही रक्तपात हुआ । 

इस सूरः में एक मीज़ान (तुला) का भी उल्लेख है और वर्णन किया गया है कि 
समग्र आकाश में एक संतुलन दिखाई देगा और वास्तव में हर ऊँचाई इसी संतुलन के 
अधीन होती है । अतः यदि अल्लाह तआला के मोमिन भक्त भी सदा इस संतुलन को 
बनाये रखेंगे और न्याय के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करेंगे तो अल्लाह तआला उनको 
भी बड़ी ऊँचाइयाँ प्रदान करेगा । 

इसके पश्चात जिन्न और मनुष्य को संबोधित करके इस बात की बार-बार 
पुनरावृत्ति की गई है कि तुम दोनों अन्ततः अल्लाह की किस किस नेमत का अस्वीकार 
करोगे । इसी प्रसंग में जिन्नों और मनुष्यों की उत्पत्ति का अन्तर भी वर्णन कर दिया कि 
जिन्न को आग के लपटों से पैदा किया गया है । वर्तमान युग में जिन्न शब्द की विभिन्न 
व्याख्याएँ की जाती हैं । परन्तु यहाँ जिन्न की एक व्याख्या यह है कि विषाणु (वायरस) 
और जीवाणु (बैक्टीरिया) भी जिन्न हैं जो सृष्टिं के आरम्भ में आकाश से गिरने वाली 
अग्निमय रेडियो तरंगों के परिणामस्वरूप पैदा हुए । वर्तमान युग में इस बात पर सभी 
वैज्ञानिक सहमत हो चुके हैं कि बैक्टीरिया और वायरस सीधे-सीधे अग्नि से शक्ति प्राप्त 
कर के अस्तित्व में आते हैं । 

फिर मनुष्य के बारे में एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो बहुत ही तत्त्वपूर्ण और 
सृष्टि के गहरे रहस्यों पर से पर्दा उठाती है । गीली मिट्टी से मनुष्य के पैदा करने की 
कल्पना तो पिछली सब पुस्तकों में मौजूद है परन्तु खनकती हुई ठीकरियों से मनुष्य का 
पैदा किया जाना एक ऐसी कल्पना है जो कुरआन मजीद से पूर्व किसी भी पुस्तक ने 
वर्णन नहीं किया । यहाँ विस्तार का अवसर नहीं, परन्तु वैज्ञानिक जानते हैं कि सृष्टि के 
बीच एक ऐसा पड़ाव भी आया जब आवश्यक था कि सृष्टि के तत्त्वों को बजने वाली 
ठीकरियों के रूप में शुष्क कर दिया जाता । फिर समुद्र ने इस शुष्क तत्त्व को वापस 
अपनी लहरों में समो लिया और मनुष्य की रासायनिक विकास की ऐसी यात्रा आरम्भ 


|} 


हुई जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति के लिए ये आवश्यक रसायन बार-बार अपने प्रारम्भिक 
अवस्था की ओर न लौट सकें । 

फिर यह भविष्यवाणी की गई कि अल्लाह तआला दो समुद्रों के बीच स्थित 
अन्तराल को समाप्त कर देगा और वे एक दूसरे से मिल जाएंगे । 

फिर एक और आयत ऐसी है जो कुरआन के अवतरण काल में किसी मनुष्य की 
कल्पना में नहीं आ सकती थी । मनुष्य में तो गज़ दो गज़ तक ऊँची छलांग मारने की भी 
शक्ति नहीं थी, कौन सोच सकता था कि बड़े लोग भी और छोटे लोग भी धरती और 
आकाश की सीमाओं को लाँघने का प्रयास करेंगे । इस प्रयास का आरम्भ मनुष्य के 
चन्द्रमा तक पहुँचने से हो चुका है । और उससे उच्चतर ग्रहों तक पहुँचने का प्रयास 
जारी है । परन्तु कुरआन करीम की भविष्यवाणी है कि मनुष्य सुल्तान अर्थात ठोस तर्को 
के बिना सृष्टि की सीमाओं को नहीं लांघ सकता । और जब भी सशरीर लांघने का 
प्रयास करेगा उस पर आग और पिघला हुआ ताँबा बरसाया जाएगा । इसमें कोई संदेह 
नहीं कि जब तक वैज्ञानिक आकाशीय पिण्डों की शिलावृष्टि से बचने के लिए समस्त 
संभावित उपाय न अपनायें वे रॉकेट्स में बैठ कर अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर सकते । 

नरक के आलंकारिक वर्णन के पश्चात फिर स्वर्ग का आलंकारिक वर्णन आरम्भ 
होता है । पाठकों को सचेत रहना चाहिए कि कदापि इस वर्णन का ज़ाहिरी अर्थ करने 
का प्रयास न करें । यह सारी की सारी एक आलंकारिक भाषा है । इस पर विचार करने से 
विचारशील व्यक्तियों को ज्ञान के नए नए मोती प्राप्त हो सकते हैं । अन्यथा उनका 
दिमाग़ भटकता फिरेगा और कुछ भी प्राप्त न हो सकेगा । सिवाए स्वर्ग की एक भौतिक 
कल्पना के जिसमें बहुत सी बातों का कोई समाधान उन्हें ज्ञात न हो सकेगा । अतः 
अल्लाह तआला का नाम असीम बरकतों वाला है । उसकी बरकतों की गणना संभव 
नहीं है । वह प्रबल प्रतापी और परम सम्माननीय है । 

चर्र 


सूरः 55, अर-रहमान [|| पारः 27 








| Oe 36०२ ETO 6४ ) iS + | 


i है 
न RRR RRR RRR 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 








अनंत कृपा करने वाला और बिन माँगे है) Re] 

देने वाला ।2। 

उसने कुरआन की शिक्षा दी ।3। oh be HEE 
y oe 2 i 

मनुष्य को पैदा किया ।4। ७0५७७ ७ 

उसे अभिव्यक्त करना सिखाया ।5। OO 

सूर्य और चन्द्रमा एक गणना के अनुसार S 2 ० मे pr 

(कार्यरत) हैं ।6।ˆ ह k 

और सितारे और वृक्ष दोनों (अल्लाह के SSN IAN 


समक्ष) नतमस्तक हैं ।7।* 

और आकाश की क्या ही शान है । उसने ~ ei E55 5B ENS 
उसे ऊँचाई प्रदान की और न्याय का f 

नमूना बनाया ।8।** 

ताकि तुम नाप-तौल में कमी-बेशी न OU Gl i > 
करो ।9। KP Je) 





* यहाँ अरबी शब्द बि हुस्बानिन का एक अर्थ यह भी है कि यह गणना के साधन हैं । दुनिया में 
जितनी भी उन्नति हुई है वह गणना के द्वारा हुई है और वैज्ञानिकों को सूर्य और चन्द्रमा की परिक्रमा 
के फलस्वरूप गणना का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ है । 

#९ इस स्थान पर नज्म शब्द से अभिप्राय सितारा भी हो सकता है जो पिछली आयत में उल्लेखित गणना 
से सम्बन्ध रखता है और जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं । क्योंकि इसके पश्चात्‌ वृक्ष का वर्णन है। यह 
कुरआन करीम की वर्णन शैली का चमत्कार है कि हर एक आयत हर प्रकार से (परस्पर ) संबद्ध है । 

#४९ इसके पश्चात आकाश की ऊँचाइयों का वर्णन है जो वास्तव में पिछली आयतों के विषयवस्तु का 
सारांश है कि गणना ही के द्वारा संतुलन स्थापित किया जाता है और आकाश को जो ऊँचाइयाँ प्रदान 
की गई हैं वे इतनी संतुलित हैं कि इससे अल्लाह के भक्त न्याय करने की विधि सीख सकते हैं । 


सूरः 55, अर-रहमान 


पार; 27 


और तौल को न्याय के साथ क़ायम करो lon os है oe 


और तौल में कोई कमी न करो ।।0। 


और धरती की भी क्या शान है उसने 
उसे प्राणियों के लिए (सहारा) 
बनाया ॥॥। 

इसमें भाँति-भाँति के फल हैं और 
गुच्छेदार खजूरें भी ।।2। 

और भूसा युक्त अनाज और सुगन्धित 
पौधे ।।3। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।।4। 

उसने मनुष्य को मिट्टी के पकाए हुए 
बर्तन की भाँति शुष्क खनकती हुई मिट्टी 
से पैदा किया ।।5।" 

और जिन्न को आग की लपटों से पैदा 
किया ।6। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।॥॥7। 

दोनों पूर्व दिशाओं का रब्ब और दोनों 
पश्चिम दिशाओं का रब्ब (है) ।8।" 
अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।।9| 


OOF 


56७५ Hails Ls 


~ 


w _> 
2020 20 
284 ४ 

न 


[ क न x) 2 र जा > & 2 नी कर Er नी 
(®) ४-2 + | w CS es | w 
OO Al 9 OND 


| 


6) +E ६4 RS wT Ee 
(५ S53 £YICsL 





* अरबी शब्द सल्साल का अर्थ : शुष्क खनकती हुई मिट्टी । देखें अरबी शब्दकोश ''अल्‌-मुन्जिद'' 


और ''गरीबुल कुरआन” । 


*# इस आयत में दो पूर्वी दिशाओं और दो पश्चिमी दिशाओं का वर्णन है । हालाँकि हज़रत मुहम्मद सल्ल. 
के युग के मनुष्य को केवल एक पूरब और एक पश्चिम का ही ज्ञान था । इस बहुत छोटी सी आयत में 
आगे आने वाले युग के महान आविष्कारों के बारे में भविष्यवाणी है । 


सूरः 55, अर-रहमान 


वह दो समुद्रों को मिला देगा जो बढ़- 
बढ़ कर एक दूसरे से मिलेंगे ।20। 

(इस समय) उनके बीच एक रोक है 
(जिसका) वे अतिक्रमण नहीं कर 
सकते ।2।। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।22। 

दोनों में से मोती और मूंगे निकलते 
हैं 897 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।24। 

और उसी की (कारीगरी) वह नौकाएँ हैं 
जो समुद्र में पर्वतों के सदूश ऊँची की 
जाएँगी ।25। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।26। (रुकू उ) 

हर चीज़ जो इस (धरती) पर है नश्वर 
है ।27। 

परन्तु तेरे रब्ब की सत्ता अनश्वर रहेगी 
जो प्रबल प्रतापी और परम सम्माननीय 
है ।28| 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।29। 


SOE HCE +: 


~ el 


© र | Ls i | रा EF 
CRASS ४७४२० ४०५४५ 


~ 


ABE yg 

E [४४४४ 
MCSE 
७४४०० Eo IE 
Oye 

2s z RR 5 
(4४9५ 52s a 
SFIS 





आयत सं. 20 से 23 : इन आयतों में ऐसे दो समुद्रों का वर्णन है जिन में से लूअलूअ और मरजान 
अर्थात मोती और मूँगे निकलते हैं और जिन दोनों को परस्पर मिला दिया जाएगा । अरबी शब्द 
यल्तक्रियान से भविष्य में उनका मिलना अभिप्राय है । हालाँकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के युग में ऐसे दो समुद्रों के बारे में लोगों को न कोई ज्ञान था और न उनके परस्पर मिलने 
की कोई भविष्यवाणी की जा सकती थी । यहाँ लाल सागर और रूम सागर अभिप्राय है, जिनको+ 


सूरः 55, अर-रहमान II] पारः 27 


आकाशों में और धरती में जो भी है, “ob NGG NB 5 & ५६० 
उसी से याचना करता है । हर पल वह दर ; 

एक नई शान में होता है ।30। 
अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों OSS ESSE 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का E ः 
इनकार करोगे ? ।3।। 


हे दोनों महाशक्तियो ! हम अवश्य तुम ट FE ६4६22 ~ 
निपटेगे (७9९ br | “> | 2-3 

से पूरी तरह निपटेंगे ।32। द G 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों MCSE 


अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 

इनकार करोगे ? ।33। 

हे जिन्न और मनुष्य समाज ! यदि तुम 7६2८६ 7। 0) 6 Ys ie Ge 
सामर्थ्यं रखते हो कि आकाशों औरं _ ,, ८ i 
धरती की सीमाओं से बाहर निकल >+ ) 
सको तो निकल जाओ । परन्तु एक 7४५45 ४ *।४% ७, 23% 3 


ठोस तर्क के बिना तुम नहीं निकल दर SY 
सकोगे ।34।* ० 
अत: (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों ISS EEN 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 5d I 0 


इनकार करोगे ? ।35। 
दोनों te ~} पद FRAT, 2 
5 दोनों पर आग के शोले बरसाए 2g 5: 53 8092 हम 
जाएँगे और एक प्रकार का धुआँ भी। 
+स्वैज़ नहर के द्वारा मिलाया गया है । 
* इस आयत में हे जिन्न और मनुष्य समाज ! कह कर संबोधन किया गया है । जिन्न से जिस अद्भुत 
प्राणी की कल्पना की जाती थी उसके बारे में तो उस युग में यह कहा जा सकता था कि वे धरती और 
आकाश की सीमाओं से बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा । परन्तु मनुष्य के विषय में तो यह कल्पना 
नहीं की जा सकती थी कि वे धरती और आकाश की सीमाओं से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे । यहाँ 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल धरती की सीमाओं का उल्लेख नहीं किया गया 
बल्कि आकाश और धरती (दोनों) की सीमाओं का उल्लेख किया गया है । अर्थात्‌ समस्त ब्रह्माण्ड को 
एक ही छलाँग में पार करने का प्रयत्न करेंगे । अरबी वाक्यांश इल्ला बि सुल्तान से यह अभिप्राय है 
कि वे प्रयत्न करेंगे परन्तु केवल ठोस तर्को के साथ सफल हो सकेंगे। यही अवस्था इस युग में है । धरती 
और आकाश पर गवेषणा करने वाले वैज्ञानिक दो सौ खरब प्रकाश वर्ष तक दूर की ख़बरें केवल अपने 
ठोस तर्को के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं | सशरीर उनके लिए ऐसा कर पाना असंभव है । 





सूरः 55, अर-रहमान [|i पारः 27 


फिर तुम दोनों प्रतिशोध नहीं ले CRENE 


३९ pS 
सकोगे ।36।ˆ ५ 
अत: (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों ७) SESS UE 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 7 ह कक 
इनकार करोगे ? ।37। 
अत: जब आकाश फट जाएगा और foo 26 कल कल 8] 
रंगे हुए चमड़े के सदृश लाल हो यि olay ¢ 
जाएगा ।38। D> 
अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों te (४5 hes 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का हु 99 
इनकार करोगे ? ।39। 
उस दिन जिन्न और मनुष्य में से किसी ee Mone ET FX 
को अपनी भूल-चूक के बारे में पूछा कक ४0% दे gt 
नहीं जाएगा ।40 BOE 
अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों OCIS tess 0७६ 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का ५५ k 5 
इनकार करोगे ? ।4।। 
सारे अपराधी अपने चिह्नों से पहचाने ५: A {० 
जाएँगे । फिर वे माथे के बालों से और ke ने ८०22 
पाँव से पकड़ लिए जाएँगे ।42। Of ३ ५2५४४ 
अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों CRS ८६:४५ 


अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।43। 





* अंतरिक्ष यात्री जब रॉकेटों में बैठ कर आकाश और धरती को लांघने का प्रयास करते हैं तो उन पर 
इसी प्रकार की लपटों और एक प्रकार के धुएँ की बौछार होती है । 

5 यह केवल उपमा है । इसमें अंतरिक्ष विज्ञान की असाधारण रूप से उन्नति का वर्णन है । साथ ही 
भयानक हवाई युद्धो की ओर भी संकेत हो सकता है । 

४४९ इस आयत में यह कहा गया है कि उस दिन जिन्नों और मनुष्यों से उनकी भूल-चूक के बारे में कोई 
प्रश्‍न नहीं किया जाएगा । क़यामत के दिन अपराधी अपने लक्षणों से ही पहचाने जाएँगे, इस लिए 
प्रश्‍न की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । संसार के विश्वस्तरीय युद्धों में भी न बड़े लोग छोटों से कोई 
प्रश्‍न करते हैं न छोटी साम्यवादी जातियाँ बड़ी पूँजीपति जातियों से कोई प्रश्‍न करती हैं । 
भविष्यवाणी का यह भाग अभी और स्पष्ट होना शेष है । 


सूरः 55, अर-रहमान Ili पारः 27 


यही वह नरक है जिसका अपराधी ।८५, 7, {< Roa tT 
इनकार किया करते थे ।44। र 54 
SO 3232) 


वे उसके और खौलते हुए पानी के बीच COMES 
घूमेंगे ।45। a 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों ह BOSSES NEG 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का ' ह E 
इनकार करोगे ? ।46। (रुकू 5 ) 

और जो भी अपने रब्ब के मुक़ाम से Dead PSE DS 
डरता है उसके लिए दो स्वर्ग हैं ।47।" " 9 
अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब को किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।48। 


ORR 


दोनों (स्वर्ग) अनेक शाख्ों युक्त Sols 
हैं।49। 5 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों ७2) हि यम #क पा DNR 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का ५2४ का 
इनकार करोगे ? ।50। 

उन दोनों में दो जलस्रोत बहते हैं ।5।। 60४ HEE 
अत: (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों SNCS 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का FO 
इनकार करोगे ? ।52। 

उन दोनों में हर प्रकार के जोड़े-जोड़े B35 PASEO a3 
फल हैं ।53। Fi + 
अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों ७2553 ४2: YIU 


अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 


इनकार करोगे ? ।54। 

२४६ जो अल्लाह तआला का तक़वा धारण करे उसे संसार का स्वर्ग प्राप्त होगा और परलोक का भी । 
संसार के स्वर्ग से सम्भवतः अल्लाह के स्मरण से हार्दिक संतुष्टि प्राप्त करना अभिप्राय है । जिसकी 
ओर आयत सुनो ! अल्लाह ही के स्मरण से दिल संतुष्टि प्राप्त करते हैं । (सूरः अर राद आयत : 
29) संकेत करती है । 





सूरः 55, अर-रहमान 


वे ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए हुए 
होंगे जिनके अस्तर गाढ़े रेशम के हैं । 
और दोनों स्वर्गो के पके हुए फल भार से 
झुके हुए हैं ।55। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? |56। 

उनमें नज़रें झुकाए रखने वाली कुवारी 
कन्याएँ हैं जिन्हें उन (स्वर्गवासियों) से 
पूर्व जिन्नों और मनुष्यों में से किसी ने 
नहीं छूआ ।57। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? |58। 


मानो वे पद्मराग मणि और मूँगे हैं ।59। 


अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? |60। 

क्या उपकार का प्रतिफल उपकार के 
अतिरिक्त (कुछ और) भी हो सकता 
है ? |6।। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।62। 

और इन दोनों के अतिरिक्त दो स्वर्ग और 
भी हैं ।63। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।64। 

दोनों ही बहुत हरे-भरे हैं ।65। 


पारः 27 
(9 (६६५५४ » 3 ss है 
SSNs GR 


ees ET 3 4 | 5 54 
Yeo) Bl Foss 


£ fz FE Ta बाद 
OE E32 ह] 


सूरः 55, अर-रहमान 


अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।66। 

उन दोनों में जोश मारते हए दो जलस्रोत 
हैं ।67। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।68। 

इन दोनों में कई प्रकार के मेवे और खजूरें 
और अनार हैं ।69। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।70। 

उनमें अत्यन्त नेक स्वभाव कुवाँरी 
कन्याएँ हैं ।7]। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।72। 

महलों जैसे मकानों में जो ईट पत्थर के 
नहीं,“ ठहराई हुई अप्सराएँ हैं ।73। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।74। 

उन्हें उन (स्वर्ग निवासियों) से पूर्व 
जिन्न व मनुष्य में से किसी ने नहीं 
छुआ ।75। 

अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों 
अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।76। 


~ El 


७2253 SYS NIC 





: इस अर्थ के लिए देखें अरबी शब्द कोश “अल मुन्जिद'' । 


सूरः 55, अर-रहमान [|i पारः 27 


गलीचों » था oo TD HAD si Us 7 Ge 2 {2 
वे हरे गलीचों FB तथा बढ़िया और TIERED 3:33 /£> 5 
बहुमूल्य बिछौनों पर तकिया लगाए हुए हे 5 


हैं |77। हे कह 
अतः (हे जिन्न और मनुष्य !) तुम दोनों ७८४ 3६3 ८४: ५7४४ 


अपने रब्ब की किस-किस नेमत का 
इनकार करोगे ? ।78। 

Re ~ > छ] lg 
तेरे प्रबल प्रतापी और अति सम्माननीय , \|८।. 53 65 2८। <) 
रब्ब का नाम ही बरकत वाला सिद्ध ६ 


हुआ ।79। (रुकू - ) क | पट 


| 


56- सूरः अल-वाक्रिअः 

यह सूरः आरम्मिक मक्की युग में अवतरित हुई और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 
97 आयें हैं । 

इस सूरः के आरम्भ में वर्णन किया गया है कि पिछली सूरः जो महान 
भविष्यवाणियाँ कर रही है वे अवश्य पूरी हो कर रहने वाली हैं । विशेषकर मृत्यु के 
पश्चात पुन: जी उठने की ख़बरें जो इस सूरः में वर्णन की गई हैं वे अवश्य घटित होंगी । 

इसके पश्चात इस्लाम के पूर्ववर्ती युग में कुर्बानी करने वालों और उत्तरवर्ती युग में 
कुर्बानी करने वालों की तुलना की गई है । जिससे ज्ञात होता है कि वे लोग जो पूर्ववर्ती 
युग में धर्म के लिए कुर्बानी देंगे और उत्तरवर्ती युग में भी कुर्बानी प्रस्तुत करेंगे उनमें से 
अधिकांश कुर्बानी प्रस्तुत करने की दृष्टि से परस्पर एक समान होंगे और उन्हें एक जैसे 
स्थान प्रदान किए जाएँगे । परन्तु पूर्ववर्ती युग के बहुत से कुर्बानी करने वालों को 
कुर्बानी में और त्याग में बाद में आने वालों पर संख्या और पद की दृष्टि से श्रेष्ठता प्राप्त 
होगी । परन्तु बाद के दौर में भी कुछ ऐसे लोग अवश्य होंगे जिन्हें पद की दृष्टि से वह 
्रेष्ठताएँ प्राप्त होंगी जो पहले युग के लोगों को दी गईं । फिर दोनों युगों के अभागों का 
भी वर्णन है जिनको बाँई दिशा वाले घोषित किया गया है । बाँई दिशा वालों से अभिप्राय 
बुरे लोग हैं और उनके वे गुण वर्णन किये गये हैं जो उनको नरकगामी बनाएँगे । 

फिर इस सूरः में उदाहरण स्वरूप नरक वासियों का और स्वर्ग निवासियों का भी 
वर्णन है और यह बात खूब स्पष्ट कर दी गई है कि तुम कदापि इस भौतिक शरीर के 
साथ दोबारा नहीं उठाए जाओगे । बल्कि ऐसी परिवर्तित सृष्टि के रूप में उठाए जाओगे 
जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते । 

आयत सं. 6।, 62 में यह भविष्यवाणी की गई है कि अल्लाह तआला तुम्हारे 
पुनरुत्थान के समय जिस दशा में तुम्हें नए सिरे से जीवित करेगा उसका तुम्हें कोई भी 
ज्ञान नहीं । ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखने में तो इसका ज्ञान दिया जा रहा है, 
परन्तु वास्तव में यह चेतावनी है कि ज़ाहिरी शब्दों को बिल्कुल उसी प्रकार न समझ 
लेना । यह केवल आलंकारिक वर्णन हैं और वास्तव का तुम कोई ज्ञान नहीं रखते । 

फिर चार ऐसे विषय उल्लेखित हुए हैं जिन पर यदि विचार किया जाए तो हर 
निष्पक्ष व्यक्ति का दिल यह अवश्य पुकार उठेगा कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई ये चीज़ें 
बनाने पर समर्थ नहीं । प्रथम वह तत्त्व जिससे मनुष्य की उत्पत्ति का आरम्भ हुआ है और 
उसमें असंख्य पेचदार ऐसी बारीक से बारीक विशेषताओं को एकत्रित कर दिया गया है 
जिन्होंने बाद में प्रकट होना था । उदाहरणार्थ आँख, कान, नाक, मुँह, गला और स्वर 


||] 


तंत्र इत्यादि को यहाँ तक आदेश दे दिया गया है कि किस सीमा तक एक अंग विकसित 
होगा और फिर किस समय यह विकास क्रम बन्द होना आवश्यक है । दाँतों ही को 
लीजिए, दूध के दाँत एक समय के बाद निकलते हैं फिर वे एक समय तक रह कर गिर 
जाते हैं । और बचपन में जो बच्चे दाँतों को स्वस्थ नहीं रख सकते, उसके दुष्प्रभाव से 
उनको सुरक्षित कर दिया जाता है । फिर युवावस्था के दाँत हैं, जिसके बाद मनुष्य 
ज़िम्मेदार है कि उनकी रक्षा करे । वे एक सीमा तक बढ़ कर रुक क्यों जाते हैं ? क्या 
चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने से रोक देती है ? यह मनुष्य के डी.एन.ए. में एक 
कम्प्यूट्राईज्ड प्रोग्राम है जिस पर अल्लाह तआला के विधानानुसार वे दाँत काम करते हैं । 
वैज्ञानिक बताते हैं कि जिस गति से वे धिस रहे होते हैं लगभग उसी गति से वे बढ़ भी 
रहे होते हैं । यदि बढ़ते चले जाते और रुकने की व्यवस्था न होती तो मनुष्य के नीचे के 
दाँत मस्तिष्क फाड कर सिर से बहुत ऊपर निकल सकते थे और ऊपर के दाँत जबड़े फाड़ 
कर छाती को हानि पहुँचा सकते थे । तो फर्माया, क्या तुमने यह आनुवंशिक योग्यताएँ 
स्वयं प्राप्त की हैं ? ज़ाहिर है कि उनका उत्तर नहीं में है । 

इसी प्रकार यूँ तो मनुष्य समझता है कि हमने धरती में बीज बोए हैं । परन्तु धरती 
से इन बीजों के वृक्षों और सब्ज़ियों और फलों के रूप में विकासित होने की प्रक्रिया भी 
एक अत्यन्त जटिल व्यवस्था है जो स्वत: जारी नहीं हो सकती । 

इसी प्रकार इस समग्र जीवन तंत्र को सहारा देने के लिए जो आकाश से पानी 
उतरता है उसकी प्रक्रिया पर भी मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं । इसी प्रकार आग से 
परिचालित वह यान जिस पर सवार हो कर मनुष्य आकाश पर जाने का प्रयास करते हैं 
यह भी अल्लाह के नियम के अधीन काम करता है, अन्यथा वही अग्नि उनको ऊँचाइयों 
तक पहुँचाने के स्थान पर भस्म कर सकती थी । इस प्रसंग में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की आकाश पर उड़ने वाले जहाज़ों से सम्बन्धित भविष्यवाणी मौजूद है 
कि वे अग्नि से चलने वाली सवारियाँ होंगी परन्तु वह अग्नि उन यात्रियों को जो उनमें 
बैठेगे कोई हानि नहीं पहुँचाएगी । 

फिर नक्षत्रों के झुरमुटों को साक्षी ठहराया गया । उस युग का मनुष्य तो समझता 
था कि नक्षत्र छोट-छोटे चमकने वाले मोती अथवा पत्थर हैं । परन्तु अल्लाह तआला 
कहता है कि यदि तुम्हें ज्ञान हो कि वे छोटे-छोटे दिखाई देने वाले नक्षत्र क्या चीज़ हैं ? 
तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओ कि यह नक्षत्र तो इतने बड़े-बड़े हैं कि चन्द्रमा और 
सूर्य, धरती और ग्रहमंडल भी इन नक्षत्रों के एक किनारे में समा सकते हैं । अत: फर्माया, 
यह बहुत बड़ी गवाही है जो हम दे रहे हैं । 

इन गवाहियों के पश्चात यह कहा गया कि कुरआन करीम भी एक ऐसी पुस्तक है 


||] 


जिसमें अथाह तत्त्व निहित है । जैसे नक्षत्र दूर होने के कारण तुम्हारी दृष्टि से ओझल हैं 
इसी प्रकार कुरआन करीम की ऊँचाइयों तक भी तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुँच सकती और 
तुम उसे छोटी सी पुस्तक देखते हो । फिर यह भी कहा गया कि यूँ तो तुम इसे छू भी 
सकते हो अर्थात तुम इसके इतने निकट हो कि उसे हाथ भी लगा सकते हो, परन्तु 
अल्लाह तआला जिस के दिल को पवित्र करे उसके सिवा कोई इसके विषयवस्तु को नहीं 
छू सकता । 

ASAE 











HS, | Ed 7, A, Eo न 

अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है |!| 

जब घटित होने वाली (घटना) घटित 
हो जाएगी ।2। 

उसके घटित होने को कोई (जान) 
झुठला नहीं सकेगी ।3। 

वह (कुछ को) नीचा करने वाली और 
(कुछ को) ऊँचा करने वाली होगी ।4। 


जब धरती को खूब हिलाया जाएगा ।5। 


और पर्वत चूर्ण-विचूर्ण कर दिए 
जाएँगे ।6। 

अतः वे बिखरी हुई धूल की भाँति हो 
जाएँगे ।7। 

जबकि तुम तीन समूहों में बटे हुए 
होगे ।8। 

अतः दाई ओर वाले । क्या हैं दाई ओर 
वाले ? ।9| 

और बाई ओर वाले । क्या हैं बाई ओर 
वाले ? ॥0। 

और अग्रगामी सब पर श्रेष्ठता ले जाने 
वाले होंगे ।।।। 

यही (अल्लाह के) निकटस्थ हैं ।2। 


नेमतों वाले स्वर्गो में ।।3। 


पूर्ववर्तियों में से एक बड़ा समूह ।।4। 





A ६ 


4९, 


TL 
x ) ५७ 
3) 
है 
हर 
\ 
\ 
\} $ 
है 
3७ 
है 
\ 
ग 
3% ७ 
\ 


2772} ~ 


Cue slate) SP 


> 


(9 Fr ~ F Ns? 


2 { 27 


lle ae : —s?\s 


Or 


} 2} | Ooi 9 
O64 Es 


© bi g | | न! ~ र 4 


+ 
~ ~ ना कः ~ 


सूरः 56, अल-वाक्रिअः 


और उत्तरवर्तियों में से थोड़े लोग ।।5। 
रत्नजडित पलंगों पर ।।6। 


उन (पलंगों) पर आमने-सामने टेक 
लगाए हुए (होंगे) ।।7। 

उन के लिए (सेवा करने वाले) युवा 
लड़के घूम रहे होंगे, जिन्हें अमरत्व 
प्रदान किया गया है ।।8। 

कटौरे और सुराहियाँ और स्वच्छ जल से 
भरे हए प्याले लिए हुए ।।9। 

उसके प्रभाव से न वे सिर दर्द में 
डाले जाएँगे, न बहकी-बहकी बातें 
करेंगे ।20| 

और भाँति-भाँति के फल लिए हुए, 
जिनमें से वे जो चाहेंगे पसन्द 
करेंगे ।2।। 

और पक्षियों का माँस, जिनमें से जिस 
की भी वे इच्छा करेंगे ।22। 

और बड़ी-बड़ी आँखों वाली कुँवारी 
कन्याएँ ।23। 

मानो ढके हुए मोतियों की भाँति 
हैं।24। 

उसके प्रतिफल स्वरूप जो वे कर्म किया 
करते थे ।25। 

वे उसमें कोई व्यर्थ आलाप अथवा पाप 
की बात नहीं सुनते ।26। 

परन्तु केवल ''सलाम-सलाम'' का 
वाक्य ।27| 

और दाहिनी ओर वाले (लोग) । कौन हैं 
जो दाहिनी ओर वाले हैं ? ।28। 


||] पार; 27 


L ~ 2 * । ~ ww 4 (२2७ रू ~ 
© CNS 


OH 5H) | 


2 दर, 22 [es gS 
OOF Hse ७५ 


c ) 9७-८३ न bss 


सूरः 56, अल-वाक्रिअः 
ऐसी बेरियों में जो काँटेदार नहीं ।29| 


और परत-परत (फलों युक्त) केलों (के 
बागों) के बीच ।30। 

और दूर तक फैलाइ हुइ छायाओं 
में।3]| 


और बरसाए जान वाले पानी में ।32। 
और अधिकांश फलों में ।33। 


जो न तो काटे जाएँगे और न ही (उन्हें) 
उनसे रोका जाएगा ।34। 


और ऊँचे बिछाए हुए आसनों में ।35। 
निःसन्देह हमने उन (के जोड़ों) को 
अत्यन्त उत्तम विधि से पैदा किया ।36। 
फिर हमने उन्हें अनुपम बनाया ।37|" 
मनमोहन, समवयस्क ।38। 

दाहिनी ओर वाले (लोगों) के 
लिए।३9। (रुकू 7 ) 

ूर्ववर्तियों में से एक बड़ा समूह है ।40। 
और उत्तरवर्तियों में से भी एक बड़ा 
समूह है ।4।। 

और बाई ओर वाले (लोग) । कौन हैं 
बाई ओर वाले ? ।42। 


झुलसाने वाली उत्तप्त वायु और खौलते 
हुए पानी में ।43। 


पारः 27 


RS 42 & 
002 gra SG 


UT 





४ अरबी शब्द अब्कारन का अर्थ अनुपम (देखें शब्दकोश अल-मुन्जिद) 


सूरः 56, अल-वाक्रिअः 


और ऐसी छाया में जो काले धुएँ से 
उत्पन्न होती है ।44। 


(जो) न ठंडी है और न दयाशील ।45। 


इससे पूर्व निःसन्देह वे लोग बहुत सुख में 
थे ।46| 
और बड़े पाप पर हठधर्मिता किया करते 
थे ।47| 


और कहा करते थे, क्या जब हम मर 
जाएँगे और मिट्टी और हड्डियाँ बन 
जाएँगे, क्या हम फिर भी अवश्य उठाए 
जाएँगे ? ।48। 

क्या हमारे बीते हुए पूर्वज भी ? ।49। 


तू कह दे, अवश्य पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती 
सभी ।50। 

एक निर्धारित युग के निश्चित समय की 
ओर अवश्य एकत्रित किए जाएँगे ।5।। 


फिर निःसन्देह तुम हे अत्यन्त पथभ्रष्टो! 
बहुत झुठलाने वालो ! ।52। 

अवश्य (तुम) थूहर के पौधे में से खाने 
वाले हो ।53। 

फिर उसी से पेट भरने वाले हो ।54। 


इसके अतिरिक्त खौलता हुआ पानी भी 
पीने वाले हो ।55। 

फिर खूब प्यासे ऊँटों के पीने की भाँति 
(पानी) पीने वाले हो ।56। 

प्रतिफल प्राप्ति के दिन यह होगा उनका 
आतिथ्य ।57। 


OLS Y 
DOSS 
CNS 3 53555 |» ६-5 
Cece vO, 


५ i OT oS pe 5 6 Ul 
ORION) 


EN [I | > IRS ~ 
BYTE MSI 
pes Er 


8 
£ 


Fite oy, CNG) 


Fi 


Osis fia OS 
SO rs 0B 
soil sacle 0g 5 
PEN EN 65,2 


+ हि ) 2257 7 74% (६: 
ORDER oH 


सूरः 56, अल-वाक्रिअः 


हमने ही तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम 
क्यों सत्य को स्वीकार नहीं करते ? ।58। 
बताओ तो सही ! कि जो वीर्य तुम 
(गर्भाशय में) गिराते हो ।59। 

क्या तुम हो जो उसे पैदा करते हो अथवा 
हम पैदा करने वाले हैं ? ।60। 

हमने ही तुम्हारे बीच मृत्यु को 
निश्चित किया है और हमें रोका नहीं 
जा सकता ।6]। 

कि तुम्हारे रूप परिवर्तित कर दें और 
तुम्हे ऐसे रूप में उठाएँ कि तुम उसे नहीं 
जानते ।62। 

और निःसन्देह प्रथम उत्पत्ति को तुम 
जान चुके हो । फिर क्यों उपदेश ग्रहण 
नहीं करते ? ।63। 

भला बताओ तो सही कि जो कुछ तुम 
खेती करते हो ।64। 

क्या तुम ही हो जो उसे उगाते हो अथवा 
हम उगाने वाले हैं ? ।65। 

यदि हम चाहते तो अवश्य उसे चूर्ण- 
विचूर्ण कर देते । फिर तुम बातें बनाते 
रह जाते ।66। 

कि निःसन्देह हम चट्टी तले दब गए 
हैं 67 

नहीं ! बल्कि हम पूर्णतया वंचित कर 
दिए गये हैं ।68। 

क्या तुमने उस पानी पर विचार किया है 
जो तुम पीते हो ? ।69। 

क्या तुम ही ने उसे बादलों से 
उतारा है अथवा हम हैं जो उतारने 
वाले हैं ? ।70। 


9६ ~ - हक “सह लि ; 5% 
CS Usual as (fe Nee 
y ~ 50 25 5 ~= 
OS sey 

=z DAE RA 25 की 5 ५९ Ee aT X द 5, Tt 
४2५ SE ids 
DANS Nd 
OOSYLG 

X FE | 5६.5 55 BE ~ 2 द 
Y स! 9 Ys | ook 53 
Z 9 g ८2 
O05 


NE h ee 34०४७ 2 
OO) HES | 955 Hols 


oS दा 5 [de ~ ENE | i 5 ZU ही 
® 6 ) 9७००-०० A ५ a 

y 4 FR २4% | 

OY ss | 


(9 4222 5 ~ RS uh 
OO 329 +2४० (>> (२ 


bes FR 5 ‘¢ i 5 Dr 
OO SSH E258 


री 


न्द 


Foi oe 35 
OHHH OAS 


सूरः 56, अल-वाक्रिअः 


यदि हम चाहते तो उसे खारा बना 
देते। अतः तुम कृतज्ञता क्यों प्रकट 
नहीं करते ? ॥7। 

बताओ तो सही कि वह आग जो तुम 
जलाते हो ।72। 

क्या तुम उसके वृक्ष (सदृश लपट) को 
उठाते हो अथवा हम हैं जो उसे उठाने 
वाले हैं ।73।" 

हमने उसे उपदेश का एक साधन 
और यात्रियों के लिए लाभदायक 
बनाया है ।74| 

अतः अपने महान रब्ब के नाम का 
गुणगान कर ।75। (रुकू उठ ) 

अतः में अवश्य नक्षत्रों के झुरमुटों को 
साक्षी के रूप में पेश करता हूँ ।76। 

और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा 
साक्ष्य है । काश, तुम जानते ! ।77। 
निःसन्देह यह एक सम्मान वाला 
कुरआन है ।78। 

एक छुपी हुई पुस्तक में 
(सुरक्षित )।79। 

कोई उसे छू नहीं सकता सिवाए पवित्र 
किए हए लोगों के ।80| 

(उसका) उतारा जाना समस्त लोकों के 
रब्ब की ओर से है ।8]। 

अतः क्या इस वर्णन के सम्बन्ध में तुम 
चाटुकारिता पूर्ण बातें करते हो ? ।82। 


I077 


पार; 27 
YHA 75g 
0055 


> $ DEI 
(9 ०१)% (५० | 3 Es | 


5% lee < Si 427 532 
CS [ es S| alg 
© gi 
SSIS ४६ २ 
f cs ड्‌ < ~ 


6) els > | ॥| w ५०39 i ग ie ६ 
° | } a 0) | ) 
°° / र © हा शक 


2 4 >>? PEN 
OO gs »०| oodles 





* इस अर्थ के लिए देखें : तफ़सीर कबीर, इमाम राज़ी रहि. 

*# आयत सं. 78 से 80 : कुरआन करीम खुली हुई पुस्तक भी है और छुपी हुई पुस्तक भी है । यूँ तो 
इसका पाठ प्रत्येक पुण्य और पापी व्यक्ति कर सकता है, परन्तु इसके उच्च श्रेणी के छुपे हुए रहस्य 
केवल उन पर प्रकट किए जाते हैं जो अल्लाह तआला की ओर से पवित्र किए गए हों । 


सूरः 56, अल-वाक्रिअः 


और (इसको) झुठलाना तुम अपनी 
जीविका बनाते हो ? ।83। 

अतः क्यों न हुआ कि जब (जान) गले 
तक आ पहुँची ।84। 

और तुम उस समय हर ओर नज्ञरें दौड़ा 
रहे थे (कि तुम अपने लिए कुछ कर 
सकते) ।85। 

और (उस समय) हम तुम्हारी अपेक्षा 
उस (मरने वाले) के अधिक निकट थे 
परन्तु तुम ज्ञान नहीं रखते थे ।86। 

यदि तुम वह नहीं, जिन्हें क़र्ज़ चुकाना 
हो तो फिर क्यों नहीं ।87। 

तुम उस (जान) को लौटा सके ? यदि 
तुम सच्चे हो ।88। 

हाँ ! यदि वह (मरने वाला अल्लाह के) 
निकटस्थों में से हो ।89। 

तो (उसके लिए) आरामदायक और 
सुगन्धित वातावरण और बड़ी नेमत 
वाला स्वर्ग (है) ।90। 

और यदि वह दाहिनी ओर वालों में 
से हो ।9]। 

तो (उसे कहा जाएगा) तुझ पर सलाम! 
हे वह व्यक्ति जो दाहिनी ओर वालों में 
से है ।92। 

और यदि वह झुठलाने वाले पथभ्रष्टों में 
से हो ।93। 

तो (उसके) उतरने का स्थान एक प्रकार 
का खौलता हुआ पानी होगा ।94।* 

और (उसको) नरक की अग्नि में भूना 
जाना है ।95। 


पारः 27 


We Dd 


७ 09:55 :$5| SSS) SS 


Sr 


७9४30 LAGI ४३७ 


& 3 Se >> |9 


Gs 


| > 4 Pe 527 
6505 2९:८५ SILI SS 


उ rf 
~~ 


BOE SSS 


®) CO SS) | >) 


Opal cibee 2s 
hel ५४७“ 0? los 


OEY LN SS CO | 
Cy 8 


LZ 7 


— ~ 2 oe कल तत 
(६) 8 ड FR 5% ५ 
DTK) 





5 इस अर्थ के लिए देखें (अल मुन्जिद' । 


सूरः 56, अल-वाक्रिअः III} पारः 27 





e सन्देह (चयात्मकता ड द oe 5 रद 5 द 4 
निः निश्चयात तक पहुँचा BE NB) 
हुआ विश्वास यही है ।१6। f 


अतः अपने महान रब्ब के नाम का & £ EES 20६“: 
द 3 F ON NES 
गुणगान कर ।97। (रुकू उह) 


||} 


57- सूरः अल-हदीद 

यह सूरः मदीना में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 30 आयते हैं । 

इसका आरम्भ इस घोषणा के साथ होता है कि धरती और आकाश और जो कुछ 
उनमें है सब अल्लाह ही की स्तुति कर रहे हैं । आदि भी वही है और अन्त भी वही है 
और दृश्य भी वही है और अदृश्य भी वही है । अर्थात्‌ उसकी चमक सुस्पष्ट हैं । परन्तु 
जो आँख उनको न देख सके उसके लिए वे सदा अदृश्य ही रहेंगी । 

इस सूरः की एक आयत में सांसारिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा 
गया है कि यह तो केवल खेल कूद और व्यर्थ क्रीड़ा है । यह कोई शेष रहने वाली चीज़ 
नहीं । जब मनुष्य अपनी मृत्यु के निकट पहुँचेगा तो अवश्य स्वीकार करेगा कि वे तो 
अल्पकालिक सुख उपभोग के दिन थे । 

फिर इसी सूरः में यह महान आयत है जिससे प्रमाणित होता है कि हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अल्लाह तआला ने यह बात खोल दी थी कि 
स्वर्ग और नरक की भौतिक कल्पना ठीक नहीं । अत: आयत संख्या 22 में कहा गया कि 
अल्लाह तआला से क्षमायाचना करने तथा उसके उस स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाने में एक 
दूसरे से आगे निकलने का प्रयत्न करो, जिस स्वर्ग का विस्तार धरती और आकाश पर 
फैला हुआ है । जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत पाठ की 
तो एक सहाबी रजि. ने प्रश्‍न किया कि हे अल्लाह के नबी ! यदि स्वर्ग समस्त ब्रह्माण्ड 
पर फैला हुआ है तो नरक कहाँ है ? आप सल्ल. ने फर्माया, वह भी वहीं होगा । अर्थात 
उसी ब्रह्माण्ड के परिधि में मौजूद होगा जिसमें स्वर्ग है । परन्तु तुम्हें इस बात की समझ 
नहीँ है कि यह कैसे होगा । एक ही स्थान पर स्वर्ग और नरक स्थित हैं पर एक का दूसरे 
से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उस युग में R९।॥४४/। (सापेक्षतावाद) की कल्पना 
प्रदान की गई थी । अर्थात एक ही स्थान में होते हुए आयाम बदल जाने से दो वस्तुओं 
का परस्पर कोई संबन्ध नहीं रहता । 

सूरः अल्‌ हदीद की प्रमुख आयत वह है जिसमें घोषणा की गई है कि हमने लोहे 
को उतारा । अरबी शब्द नुज़ूल का जो अनुवाद जनसाधारण करते हैं उसके अनुसार 
लोहा मानो आकाश से बरसा है हालाँकि वह धरती की गहराइयों से खोद कर निकाला 
जाता है । इस आयत से नुज़ूल शब्द की वास्तविकता ज्ञात हो जाती है कि वह वस्तु 
जो अपने आप में सबसे अधिक लाभदायक है उसके लिए कुरआन करीम में शब्द नुज़ूल 
प्रयुक्त हुआ है । अतः इसी दृष्टि से पशुओं के लिए भी नुज़ूल शब्द आया है । वस्त्र के 


||| 





सम्बन्ध में भी नुज़ूल शब्द आया है । सबसे बढ़ कर यह कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के लिए कहा गया, क़द अन ज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्ररसूलन्‌ 
(अत-तलाक़ ।-।2) अर्थात निःसन्देह अल्लाह ने तुम्हारी ओर साक्षात अल्लाह का 
स्मरण करने वाला रसूल उतारा है । सारे विद्वान सहमत हैं कि सशरीर आप सल्ल. 
आकाश से नहीं उतरे । अत: यहाँ पर इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं कि समस्त 
रसूलों में मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुँचाने वाले रसूल हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही थे । 

फिर इसी सूरः में सहाबा रज़ि. के सम्बन्ध में यह वर्णन है कि उनका नूर उनके 
आगे भी चलता था और उनके दाहिने भी । मानो वे अपने नूर से अपना मार्ग देख रहे थे । 


त्रत 


सूरः 57, अल-हदीद 


आ ६ अर क अर क आर आ अर आ भ 5 











ज द नह अह 2 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
आकाशों और धरती में जो है अल्लाह 
ही का गुणगान करता है । और वह 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम 
विवेकशील है ।2। 

आकाशों और धरती का साम्राज्य उसी 
का है । वह जीवित करता है और मारता 
है । और वह हर चीज़ पर जिसे वह चाहे 
स्थायी सामर्थ्य रखता है ।3। 

वही आदि और वही अन्त, वही प्रकाश्य 
और वही अप्रकाश्य है । और वह हर 
चीज़ का स्थायी ज्ञान रखता है ।4। 

वही है जिसने आकाशों और धरती को 
छः युगों में पैदा किया । फिर वह अर्श 
पर विराजमान हो गया । वह (उसे) 
जानता है जो धरती में प्रविष्ट होता है 
और जो उसमें से निकलता है और जो 
आकाश से उतरता है और जो उस की 
ओर चढ़ जाता है । और जहाँ कहीं भी 
तुम हो वह तुम्हारे साथ होता है । और 
जो तुम करते हो अल्लाह उस पर सदा 
गहन दृष्टि रखने वाला है ।5।" 


अ अ अं 





3५७ Abe ~ el Fo 


EEE बह जब जे EEE 


Om LD Ms 


vss Bes Es 
OAS | 282 


SION NSE 


७३4४४ 2६४3 Es 


Sats SN ON 28 
Ole ii 255 GBS 
WOE CNET 
Ue ,४%६ 8 
Es MBE 
ESSENSE ss 
HFG Oi 555८ sss 
cyte ४, 40५ 





* अल्लाह तआला के अर्श पर विराजमान होने का अभिप्राय यह है कि वह ब्रह्माण्ड के सारे काम पूरा 
करने के बाद ख़ाली नहीं बैठा बल्कि उनके निरीक्षण के लिए अर्श पर विराजमान हो गया । 
संसार में जितने काम हम देखते हैं कि दिखने में तो लगता है कि वे अपने आप हो रहे हैं परन्तु उन 
सब पर अंसख्य फ़रिश्ते तैनात हैं जो अल्लाह के आदेश से उनकी निगरानी कर रहे हैं ।+ 


सूरः 57, अल-हदीद 


धरती और आकाश का साम्राज्य उसी 
का है और अल्लाह की ओर ही समस्त 
विषय लौटाए जाते हैं ।6। 
वह रात को दिन में प्रविष्ट करता है और 
दिन को रात में प्रविष्ट करता है । और 
वह सीनों की बातों का भी सदा ज्ञान 
रखता है ।7। 
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले 
आओ और उसमें से खर्च करो जिसमें 
उसने तुम्हें उत्तराधिकारी बनाया । अतः 
तुम में से वे लोग जो ईमान ले आए और 
(अल्लाह के मार्ग में) खर्च किया उनके 
लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है ।8। 
और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम 
अल्लाह पर ईमान नहीं लाते ? और 
रसूल तुम्हें बुला रहा है कि तुम अपने 
रब्ब पर ईमान ले आओ जबकि (हे 
आदम को संतान !) वह तुमसे दृढ़ वचन 
ले चुका है । यदि तुम ईमान लाने वाले 
होते (तो अच्छा होता) ।9। 
वही है जो अपने भक्त पर सुस्पष्ट 
आयतें उतारता है ताकि वह तुम्हें 
अन्धकारों से प्रकाश की ओर निकाल 


पारः 27 


5 NRHN 


oss 


SIE LIAN 3 76 £ 


OBER SNS ER) 


la Cr 3४8०2 ८ 35: 4 > | 
& | 4a} | A325 9 2०0 |~ | 


ISCAS RHE 3 


RAST 
* 


OS lg) | १६० 


Ng LOH HYISIGs 


~ 


dole pp ll eo 


~ 2 2 52200. SS ° i, 
Os FSO) SEE 


Ns ०-०2 | eds 


i > | ~ 
त्रः १: lds sl 92 
~ ww 5X 25 


SA 


«आयतांश बह उसे जानता है जो धरती में प्रविष्ट होता है और जो उस में से निकलता है । 
धरती से हर समय कुछ न कुछ आकाश की ओर उठता रहता है और कुछ न कुछ नीचे उतरता 
रहता है । कुछ तो ऐसे वाष्पकण आदि हैं जिनको वापस धरती की ओर भेज दिया जाता है । 
परन्तु कुछ ऐसी रेडियो धर्मी और चुम्बकीय किरणें हैं जो ऊपर उठ कर धरती की सीमा से 
निकल जाती हैं । इसी प्रकार आकाश से उल्कापिण्डों और रेडियो धर्मी किरणों की धरती पर 
लगातार बौछार हो रही है । इसकी भी लगातार खोज जारी है और बहुत कुछ ज्ञात हो जाने पर 
भी आकाश से उतरने वाली अधिकतर किरणों का वैज्ञानिकों को ज्ञान नहीं हो सका है । यह 
विषयवस्तु भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में किसी मनुष्य की कल्पना में 


नहीं आ सकता था । 


सूरः 57, अल-हदीद 


कर ले जाए । और निःसन्देह अल्लाह 
तुम पर बहुत कृपाशील (और) बार- 
बार दया करने वाला है ।।0। 

और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम 
अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते ? 
जबकि आकाशों और धरती का 
उत्तराधिकार अल्लाह ही का है । तुम 
में से कोई उसके बराबर नहीं हो 
सकता जिस ने विजय प्राप्ति से पूर्व 
खर्च किया और युद्ध किया । ये लोग 
दर्जो में उनसे बहुत बढ़ कर हैं 
जिन्होंने बाद में खर्च किया और युद्ध 
किया । और प्रत्येक से अल्लाह ने 
उत्तम (प्रतिफल का) वादा किया है। 
और जो तुम करते हो अल्लाह उससे 
सदा अवगत रहता है ।।]। 

(रुकू उ) 
कौन है जो अल्लाह को उत्तम ऋण दे । 
ताकि वह उसे उसके लिए बढ़ा दे । और 
उसके लिए एक बड़ा सम्मान वाला 
प्रतिफल भी है ।2। 
जिस दिन तू मोमिन पुरुषों और मोमिन 
स्त्रियों को देखेगा कि उनका नूर उनके 
आगे आगे और उनके दाहिनी ओर तेज़ी 
से चल रहा है । (उन्हें कहा जाएगा) 
तुम्हें आज के दिन ऐसे स्वर्ग मुबारक हों 
जिनके दामन में नहरें बहती हैं । वे 
उनमें सदा रहने वाले होंगे । यही बहुत 
बड़ी सफलता है ।।3|” 


~ £, ह हर >५। & श्र 
CYSTITIS 


AR 2X ‘~ 


al kiss Bl Yi 

YUN ०५:20 ८2250 5 
CSG 
§ Loe] CSU SS 


i (5 %27 


+ L 


$ N 
\ 
ल्न 
Cn 
3 
हर 
हा 
(श्ख 
Le 
NN 
‘९६ 


92) | aC < Ne yl 
Cer! 





* मोमिनों को उनके हिदायत पाने के परिणामस्वरूप नूर प्राप्त होता है । और दाहिने हाथ से अभिप्राय 


हिदायत ही है । 


सूरः 57, अल-हदीद 


जिस दिन मुनाफ़िक़ पुरुष और मुनाफ़िक़ 
स्त्रियाँ उनसे जो ईमान लाए थे कहेंगे, 
हम पर भी दृष्टि डालो हम भी तुम्हारे 
नूर से कुछ लाभ उठा लें । कहा जाएगा, 
अपने पीछे की ओर लौट जाओ । फिर 
कोई नूर ढूँढो । तब उनके बीच एक 
ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसका 
एक द्वार होगा । उसका भीतरी (भाग) 
ऐसा है कि उसमें कृपा होगी और उसका 
बाहरी (भाग) ऐसा है कि उसके सामने 
अज़ाब होगा ।।4। 

वे उन्हें ऊँची आवाज़ से पुकारेंगे कि क्या 
हम तुम्हारे साथ नहीं थे ? वे कहेंगे हाँ 
क्यों नहीं ! परन्तु तुमने स्वयं अपने 
आपको परीक्षा में डाल लिया और 
प्रतीक्षा करते रहे और शंका में पड़ गए 
और तुम्हें (तुम्हारी) कामनाओं ने धोखा 
दिया । यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय 
आ गया । जबकि तुम्हें शैतान ने 
अल्लाह के बारे में खूब धोखे में डाले 
रखा ।।5। 

अतः आज तुम से कोई मुक्तिमूल्य नहीं 
लिया जाएगा और न ही उन लोगों से 
जिन्होंने इनकार किया । तुम्हारा 
ठिकाना अग्नि है । यह है तुम्हारी मित्र 
और क्या ही बुरा ठिकाना है ।।6। 

क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए 
समय नहीं आया कि अल्लाह के स्मरण 
से तथा उस सत्य (के रोब) से जो उतरा 
है, उनके दिल फट कर गिर जाएँ । और 
वे उन लोगों की भाँति न बनें जिन्हें 


| 


पार; 27 
ils Dd 5४ 
be BEG 
SESS Le) 
~ Dr lis 
4220 58 49५ ८६४५४ 

ON BEES 
ESBS 


~ ~ 


ss (55 i 


RS ZZ Be 2 आह 
° ° 


हे कह ५७ 7क ~” 2 > 2\ ~ 
os 59 a) | 


+ (5) fre 2 है| ks + ह) तु > 5 ड 
203 जा 8 ree NG 
OFS >> ~ Ca] 9 
(२०२१३ SUS 
5555 44 ERNE 
ESD CRD) 
y 5 ~ 4% ~ & >> है| rE 
ERTS ८५५50 SUD 


FE 


ERE UES EE 


सूरः 57, अल-हदीद 


(इससे) पूर्व पुस्तक दी गई थी ? अतः 
उन पर समय लम्बा हो गया तो उनके 
दिल कठोर हो गए और उनमें से बहुत से 
वचन भंग करने वाले थे ।।7। 

जान लो कि अल्लाह धरती को उसकी 
मृत्यु के पश्चात अवश्य जीवित करता 
है । हम आयतों को तुम्हारे लिए खोल- 
खोल कर वर्णन कर चुके हैं ताकि तुम 
बुद्धि से काम लो ।।8। 

निःसन्देह दानशील पुरुष और दानशील 
स्त्रियाँ और वे जिन्होंने अल्लाह को 
उत्तम ऋण दिया, उनके लिए उसे बढ़ा 
दिया जाएगा और उनके लिए एक 
सम्मानदायक प्रतिफल है ।।9। 

और वे लोग जो अल्लाह और उसके 
रसूलों पर ईमान लाए, यही वे लोग हैं 
जो अपने रब्ब के समक्ष सिद्दीक़् और 
शहीद ठहरते हैं । उनके लिए उनका 
प्रतिफल और उनका नूर है । और वे 
लोग जिन्होंने इनकार किया और 
हमारी आयतों को झुठलाया वही 
नरकवासी हैं ।20। (रुकू +) 

जान लो कि सांसारिक जीवन केवल 
खेल-कूद और आत्मलिप्साओं को पूरा 
करने का ऐसा साधन है जो उच्च- 
उद्देश्य से बेपरवा कर दे और ठाटबाट 
और परस्पर एक दूसरे पर अहंकार करना 
है और धन और संतान में एक दूसरे से 
बढ़ने का प्रयास करना है । (यह 
जीवन) उस वर्षा के उदाहरण सदृश है 
जिसकी हरियाली काफिरों (के दिलों) 


|!| 


पारः 27 


ठ ~ 2 4% sgl 57 & Ws ae 
— 2 Se 6: Us, 


द 


७८४४ ८६७ gE 
27 कब RS 544 

I 0 LH SIE] 

SNES Gs: 

[oe ESE Foi 


2 i 
% 


XZ br) f ~ i] (3 नस (es > ~ 
PS < LYS] | i 4| 


$ 
pe UN FE PIN Fens 
BESTE 35009 |+- OS 
+ > wr 2 ves DE CE w 
~) flues 9 i ) 92S) 
> | ~ + > द ह > Fs A 
6 हि क्य rd i A 2 DNs 
£9] “2४ 9०-८० 3 4S 
है! £ः क ed र 2 ॥ नी 
4 O22 


PAE ~ हई ई ०३ Eel Sa 
EOCENE कज | 20 वह | 
° ~ (५ 
5A 27 CFs [as दर्द 


a iE; 50025 5 55 
SHS AWD} 


सूरः 57, अल-हदीद 


को लुभाती है । अतः वह शीघ्रता पूर्वक 
बढ़ती है । फिर तू उसे पीला पड़ता हुआ 
देखता है फिर वह चूर्ण-विचूर्ण हो जाती 
है । और परलोक में कठोर अज़ाब 
(निश्चित) है तथा अल्लाह की ओर से 
क्षमादान और प्रसन्नता भी है । जबकि 
सांसारिक जीवन तो केवल धोखे का एक 
अस्थायी सामान है ।2।। 

अपने रब्ब की क्षमाप्राप्ति की ओर तथा 
उस स्वर्ग की ओर भी एक दूसरे से आगे 
बढ़ो, जिसका फैलाव आकाश और 
धरती के फैलाव की भाँति है, जिसे उन 
लोगों के लिए तैयार किया गया है जो 
अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान 
लाते हैं । यह अल्लाह की कृपा है, वह 
इसको जिसे चाहता है देता है और 
अल्लाह महान कृपालु है ।22। 

धरती पर कोई विपत्ति नहीं आती और न 
स्वयं तुम्हारे ऊपर । परन्तु इस से पूर्व कि 
हम उसे प्रकट करें वह एक पुस्तक में 
(छिपी हुई) है । निःसन्देह यह अल्लाह 
के लिए बहुत सरल है ।23। 

(याद रहे यह अल्लाह का विधान है) 
ताकि जो तुम से खोया गया तुम उस पर 
खेद न करो और जो उसने तुम्हें दिया है, 
उस पर न इतराओ । और अल्लाह किसी 
अहंकारी, बढ़-बढ़ कर इतराने वाले को 
पसन्द नहीं करता ।24। 

(अर्थात) उन लोगों को जो कंजूसी 
करते हैं और लोगों को भी कंजूसी की 
शिक्षा देते हैं । और जो मुँह फेर ले तो 


| पार; 27 


+ (2 Us oo ~ & 75 ‰ ह 3 दिए 
GUS OSG 2454 5 23 


०२० ६४४ 9५ 


DR 


52209 -2४-० ८-० --६ 53> 39 


(४०) ५५59 Oo) SA 


O33 NE ०७५ 


§» 7 BR एक SEA | 5; be 
A> २०८७१ 2 72x 2 2 | | 53) Ls 


y PEN i PO %+ ८६ (६.५ sz 
(82) ४9५५.) U2 ७०) 


Adsl sac abate 


+; 


Ei a5 5a his 5 


~ ३०० 


CBSA NES IIE 


te 


eso) ise 
SSB Gel ५६] 


Ed 


CICOEEIR SAE HE 


5३% 


©) Psa 


EET ERR, 
Di] vi g ७ 5745 » 77 + gS 
MOBO LS od 


सूरः 57, अल-हदीद 


(वह जान ले कि) नि:सन्देह अल्लाह ही 
निस्पृह और प्रशंसा योग्य है ।25। 

हमने निःसन्देह अपने रसूल स्पष्ट चिह्नों 
के साथ भेजे और उनके साथ पुस्तक 
और न्याय की तुला भी उतारी ताकि 
लोग न्याय पर क़ायम रह सकें । और 
हमने लोहा उतारा जिसमें घोर युद्ध का 
सामान और मनुष्य के लिए बहुत से 
लाभ हैं । ताकि अल्लाह उसे जान ले जो 
उसकी और उसके रसूलों की परोक्ष में 
भी सहायता करता है । निःसन्देह 
अल्लाह बहुत शक्तिशाली (और) पूर्ण 
प्रभुत्व वाला है ।26। (रुकू उठ ) 

और निःसन्देह हमने नूह और इब्राहीम 
को (भी) भेजा और दोनों की संतान में 
नुबुव्वत और पुस्तक (दान स्वरूप) रख 
दी । अतः उनमें वह भी था जो हिदायत 
पा गया जबकि एक बड़ी संख्या उनमें से 
पथभ्रष्टों की थी ।27|* 

फिर हमने उनके पद्चिह्लों पर लगातार 
अपने रसूल भेजे । और मरियम के पुत्र 
ईसा को भी पीछे लाए और उसे हमने 
इजील प्रदान की । और उन लोगों के 
दिलों में जिन्होंने उसका अनुसरण किया 
नरमी और दयाशीलता रख दीं । और 
हमने उन पर वह ब्रह्मचर्य अनिवार्य नहीं 
किया था जिसे उन्होंने नई प्रथा गढ़ ली। 
परन्तु अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति 
(अनिवार्य की थी) । फिर उन्होंने उस 
की छूट का हक़ अदा न किया । अतः 


पारः 27 


58 > 
69 5 ~ | (५४ कर | 
LS | NR || 
० ~ 


नस्ल 


ECR rE besa ei re) 


AAT 


Elia 334) < Ne Re 


DE TAOS 


GX > 


NALIN $ iss 

40 ८ ७ 4.2/5 452५4 )* 

& sn Ir 

(5 / 72 5| & ञ्‌ EL 35 az 

HE | 3 5 a) 
CS (5८ 55 es 4 ७ 


~€ ८286 


७० 094..3 ogre ES 9 gS 


७४ > <| Tt ६55 ७८ ८ < 
2 32७ ECs 
SB Ll ss 

ठ a 95 3 ८ पर सकी ~ ह T ert 2 
CR ० ७3५ 9 SY) 


~ 2 ge | 


ay UBS 9 Ao) १ ०.9 |) ० ox 
Mieke 


GE B33 C5 29०) £ 





5 अरबी शब्द फ़ासिक़ का अर्थ पथभ्रष्ट । देखें शब्दकोश अल मुन्जिद । 


सूरः 57, अल-हदीद 


हमने उनमें से उनको जो ईमान लाए 
(और नेक कर्म किए) उनका प्रतिफल 
दिया । जबकि एक बड़ी संख्या उनमें 
दुराचारियों की थी ।28।* 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
का तक़वा धारण करो और उसके रसूल 
पर ईमान लाओ वह तुम्हें अपनी दया में 
से दोहरा भाग देगा । और तुम्हें एक नूर 
प्रदान करेगा जिसके साथ तुम चलोगे । 
और तुम्हें क्षमा करेगा और अल्लाह 
बहुत क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला है ।29। 

ताकि अहले किताब कहीं यह न समझ 
बैठे कि इन (मोमिनों) को अल्लाह की 
कृपा प्राप्ति का कुछ सामर्थ्य नहीं । 
जबकि निःसन्देह सारी कृपा अल्लाह ही 
के हाथ में है । वह उसको जिसे चाहता 
है प्रदान करता है और अल्लाह बहुत 
बड़ा कृपालु है ।30। (रुकू 56) 


|} 


पारः 27 


2 > | > Ei i (5 > E es [2 
aloe Mss ee 
re / CE CIS BE | 


(9 CO 92S se © > ~~ > 


| ~ ~ 


So 


| 9५ | | ० | 
७) Sass ~) 32 4 की] 
> Cs |» ्््ड (२ 3 
J 9 ASS iss 


7 


B35 YAS hat ig कशन 


ed 372 


HOH IEPUNS 8 £ "5 ८ 
40 3 “ EH 
रथ © bail ail 95 





* इस आयत में विशेष रूप से उस रहबानिय्यत (आजीवन ब्रह्मचर्य) का उल्लेख है जो आजकल ईसाई 
पादरियों और ब्रह्मचारिणियों में आजीवन अविवाहित रहने की नई प्रथा के रूप में जारी है । अल्लाह 
तआला का कदापि यह उद्देश्य नहीं था बल्कि उनको तक़वापूर्ण जीवन यापन करने का आदेश था 
जिस का आरम्भिक युगीन ईसाइयों ने यथोचित पालन किया । परन्तु बाद के समय में इसमें 
अतिशयोक्ति करते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने की नई प्रथा जारी कर दी गई । 


|| || 
56- सूरः अल-मुजादल; 


यह सूरः मदीना में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 23 आयते हैं । 

सूरः अल-मुजादलः में प्रमुख विषयवस्तु यह वर्णन किया गया है कि अरबों की 
यह रीति अर्थहीन है कि नाराज़गी में पत्नियों को माँ कह कर अपने लिए अवैध ठहरा 
लिया जाय । माँ तो वही होती है जिसने जन्म दिया हो । फिर फर्माया कि इन व्यर्थ बातों 
का प्रायश्चित किया करो और इन व्यर्थ बातों से बचते हए अपनी पत्नियों की ओर 
लौटो। 

सूरः अल्‌ हदीद में लोहे का वर्णन है और काटने और चीरने फाड़ने के लिए लोहे 
का ही प्रयोग किया जाता है । परन्तु यह इसका भौतिक प्रयोग है परन्तु सूरः अल्‌ 
मुजादलः में जो बार-बार युहाहू न और हाह (वे विरोध करते हैं) शब्द आया है इससे 
अभिप्राय आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे को फाड़ना है । और लगातार यह वर्णन है कि 
जो लोग हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आध्यात्मिक रूप से आघात 
पहुँचाते हैं और सहाबा रज़ि. के बीच मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और इस 
उद्देश्य से छिप कर परामर्श करते हैं, वे सब अपने आप को विनष्ट करने वाली बातें करते 
हैं | फर्माया, जो भी अल्लाह और रसूल को अपनी छींटाकशियों से आघात पहुँचाते हैं वे 
असफल होंगे और अल्लाह तआला ने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है कि वह और 
उसके रसूल अवश्य विजयी होंगे । 


त्रत 


क न हट न 


८” 3 (// 86 १, 
A ° A % 





SESS NSN 


& ४४८४ ०० 








न बट बट बट जे हेड न थे 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

निश्चित रूप से अल्लाह ने उसकी बात र 
सुन ली है जो अपने पति के विषय में * 
तुझ से बहस करती थी और अल्लाह से 
शिकायत कर रही थी, जबकि अल्लाह 
तुम दोनों की वार्तालाप को सुन रहा था। 
निःसन्देह अल्लाह सदा सुनने वाला 
(और) गहन दृष्टि रखने वाला है ।2। 

तुम में से जो लोग अपनी पत्तियों को माँ 
कह देते हैं, वे उनको माँ नहीं हो 
सकतीं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने 
उनको जन्म दिया । और निःसन्देह वे 
एक अत्यन्त अप्रिय और झूठी बात 
कहते हैं । और अल्लाह निःसन्देह बहुत 
माफ़ करने वाला (और) बहुत 
क्षमाशील है ।3। 

और वे लोग जो अपनी पत्तियों को माँ 
कह देते हैं, फिर अपनी कही हुई बात से 
पीछे हटते हैं, तो इसके पूर्व कि वे दोनों 
एक दूसरे को छूएँ एक गर्दन (दास) 
मुक्त करना (अनिवार्य) है । यह वह 
(बात) है जिसका तुम्हें उपदेश दिया 
जाता है । और जो तुम करते हो अल्लाह 
उससे सदा अवगत रहता है ।4। 

अतः जो (इसका) सामर्थ्य न रखे तो 
लगातार दो महीने के रोज़े रखना है इससे 


६ 


> 





| & EF) NV 


2 *, १ 
At, Eo A, A AS A 


Pes PP 
(६,८५5 
RINGS 


zhi L fs bs i 
ib 53 


5A 


GF 


4 RAW |“ ४५४ Ww 


Rs) > a 


EF ९००८ 


© /--) 7० 


Sg 2235० AS 
_ 22:७8) Res |» (४) 03392 
DOP ४605 CELI 


OE मद 520 


Fg 
27 ६६ 32452 & 439 >9००97०० 
CS Ce 2 | ४ प्र] 
रा > 6४ “PTS ~> e HS) GT 


सूरः 58, अल-मुजादलः 


पूर्व कि वे दोनों एक दूसरे को छूएँ। फिर 
जो (इसका भी) सामर्थ्य न रखता हो तो 
साठ दरििद्रों को भोजन कराना है । यह 
इस कारण है कि तुम्हें अल्लाह और उसके 
रसूल की ओर से संतुष्टि“ प्राप्त हो । यह 
अल्लाह की (निर्धारित) सीमाएँ हैं । और 
काफ़िरों के लिए बहुत ही पीड़ाजनक 
अज़ाब (निश्चित) है ।5। 

निःसन्देह वे लोग जो अल्लाह और उसके 
रसूल का विरोध करते हैं, जबकि हम 
सुस्पष्ट चिह्न उतार चुके हैं । वे उसी 
प्रकार तबाह कर दिए जाएँगे जैसे उनसे 
पहले लोग तबाह कर दिए गए । और 
काफ़िरों के लिए एक बड़ा अपमान- 
जनक अज़ाब (निश्चित) है ।6। 

जिस दिन अल्लाह उनको एक समूह के 
रूप में उठाएगा फिर उन्हें उसकी ख़बर 
देगा जो वे किया करते थे । अल्लाह ने 
उस (कर्म) को गिन रखा है जबकि वे 
उसे भूल चुके हैं । और अल्लाह हर चीज़ 
पर साक्षी है ।7। (रुकू --) 

क्या तूने देखा नहीं कि अल्लाह उसे 
जानता है जो आकाशों में है और जो 
धरती में है ? कोई तीन (व्यक्ति) गुप्त 
मंत्रणा नहीं करते जबकि वह उनका 
चौथा न हो । और न ही कोई पाँच 
(मंत्रणाकारी) ऐसे होते हैं जबकि वह 
उनका छठा न हो और चाहे इससे कम 
अथवा अधिक (हों) परन्तु वह उनके 
साथ होता है, जहाँ कहीं भी वे हों । फिर 


|} 


पारः 28 


EEE 


PRESSE FNMA 


ठ TPIS 2.२५.) न z+ ! 
Ooi ORS 9 2) 


~ 


iS 3-503 EG! 
SBTC = 


SR 229 ८:9४ 


IS [9 


ह IRD 
DES ED KIN T+ 
9 29५ 94॥| EO Joes 


us 


को wz 


Oe 5 ४४9 


= र f 


scp 
AGB ७5७८ UNG 
5Y YG sy 
AT Ya 3 Yay 
‘IS Gris 


Pee AD Fi ~ 5 RAEHTAI (8 
2) (9 Vale oe ANS oS 





* इन अर्थो के लिए देखें शब्दकोश 'अल मुफ़रदात फ़ी गरीबिल कुरआन । 


सूरः 58, अल-मुजादलः 


वह उन्हें क़यामत के दिन उसकी सूचना 
देगा जो वे करते रहे । निःसन्देह अल्लाह 
हर चीज़ का खूब ज्ञान रखता है ।8। 

क्या तूने उनकी ओर दृष्टि नहीं दौड़ाई ? 
जिन्हें गुप्त मन्त्रणाओं से मना किया गया 
परन्तु वे फिर वही कुछ करने लगे जिससे 
उनको मना किया गया था । और वे 
पाप, उद्दण्डता और रसूल की अवमानना 
के बारे में परस्पर गुप्त मन्त्रणा करते हैं । 
और जब वे तेरे पास आते हैं तो वे इस 
प्रकार तुझसे शुभ-कामना प्रकट करते हैं 
जिस प्रकार अल्लाह ने तुझ पर सलाम 
नहीँ भेजा । और वे अपने दिलों में कहते 
हैं कि अल्लाह हमें इस पर अज़ाब क्यों 
नहीं देता जो हम कहते हैं । उन (से 
निपटने) को नरक पर्याप्त होगा । वे 
उसमें प्रविष्ट होंगे । अतः क्या ही बुरा 
ठिकाना है।9।" 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब तुम 
परस्पर गुप्त मन्त्रणा करो तो पाप, 
उद्दण्डता और रसूल की अवमानना पर 
आधारित मन्त्रणा न किया करो । हाँ 
नेकी और तक़वा के विषय में मन्त्रणा 
किया करो । और अल्लाह से डरो जिसके 
समक्ष तुम इकट्रे किए जाओगे ।।0| 


|) 


पारः 28 


OnE 


४ धर | 


22% ~ 


Gio iS GH BFA 


a7 77 


Oe SHES 0353 SS 


CHT ORE 


Cer TOCSY] 
CS TT UCSD 
OSG 40 ००८ ४ SH esl 
७०5 ६४४८ 5८६८ 

Oss 
SE AR RU ७५ 


SN Hb EES 0s) 


ons 





इस आयत में सबसे पहले अरबी शब्द नज्वा अर्थात गुप्त मन्त्रणा करने का उल्लेख है । गुप्त मन्त्रणा 
करना तो पाप की बात नहीं सिवाए इसके कि उन मन्त्रणाओं का विषयवस्तु अत्याचार करना हो 
और उनमें अल्लाह और उसके रसूल के विरुद्ध षडयन्त्र रचे जा रहे हों । इन्हीं लोगों का और अधिक 
परिचय यह करवाया गया है कि जब वे रसूल की सेवा में उपस्थित होते हैं तो दिखावे का सलाम 
करके मन में बुरी भावना रखते हैं और फिर मन ही मन में समझते हैं कि हम पर तो इसके परिणाम 
स्वरूप कोई अज़ाब नहीं आया । अल्लाह तआला उनकी मनस्थिति को जानता है और निःसन्देह वे 


नरक में डाले जाएँगे । 


सूरः 58, अल-मुजादलः 


गुप्त षड्यन्त्र तो केवल शैतान की ओर 
से होते हैं ताकि वह उन लोगों को जो 
ईमान लाए शोक में डाल दे । जबकि 
वह अल्लाह की आज्ञा के बिना उन्हें 
कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता । 
अतः चाहिए कि मोमिन अल्लाह ही पर 
भरोसा करें ।।]। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब 
तुम्हें यह कहा जाए कि सभाओं में 
(दूसरों के लिए) जगह खुली कर दिया 
करो तो खुली कर दिया करो, अल्लाह 
तुम्हें खुलापन प्रदान करेगा । और जब 
कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ 
जाया करो । अल्लाह उन लोगों के 
दर्जो को ऊँचा करेगा जो तुम में से 
ईमान लाए हैं और विशेषकर उनके 
जिनको ज्ञान प्रदान किया गया है । 
और जो तुम करते हो अल्लाह उससे 
सदा अवगत रहता है ।।2। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब तुम 
रसूल से (कोई व्यक्तिगत) परामर्श 
करना चाहो तो अपने परामर्श से पूर्व 
दान दिया करो । यह बात तुम्हारे लिए 
उत्तम और अधिक पवित्र है । अतः यदि 
तुम (दान के लिए अपने पास) कुछ न 
पाओ तो निःसन्देह अल्लाह बहुत क्षमा 
करने वाला (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।।3। 

क्या तुम (इस बात से) डर गए हो 
कि अपने (व्यक्तिगत) परामर्शो से 
पूर्व दान दिया करो । अतः जब तुम 


|| 


पारः 28 


Gs 
VIBES 2 JU sli 
७४७३५ ६ ९६४५0 Es 


> 5 iC i 7 5: zz 2 5 EU 

Ss HIE SIE 

SWE FSG 

! 52005, 22 EE ०३ दै MIEN 

40 ESS BSE BBs 
2 


FS र i) ge डे 2 ze”? Rr 
AMS ORS ISCO 


© Fo 4 pees 2 i x z+ | vz 
> Ost ~>) 


4६५ «४८ 457 & द Siz ~ 2 | ड 
Sega 
b 22५ ६2४ 


7 7 न {5% 25 77 27 
EE ST SICH USE 


3७ 


दर 
Be Pd 


CY भी उम 53 [ee {7 टू | | 
(32५०-०० 3 »० Aes 


2 ही 2 FE ; 5 
ies 258 Ls 


सूरः 58, अल-मुजादलः 


ऐसा न कर सको जबकि अल्लाह ने 
तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार कर लिया 
है तो नमाज़ को क़ायम करो और 
ज़कात दो और अल्लाह और उसके 
रसूल का आज्ञापालन करो । और जो 
तुम करते हो अल्लाह उससे सदा 
अवगत रहता है ।॥4। (रुकू -#) 
क्या तूने उनकी ओर नज़र नहीं दौड़ाई 
जिन्होंने ऐसे लोगों को मित्र बनाया जिन 
पर अल्लाह क्रोधित हुआ ? ये लोग न 
तुम्हारे हैं न उनके, और वे जानबूझ कर 
झूठ पर क़समें खाते हैं ।।5। 


उनके लिए अल्लाह ने कठोर अज़ाब 
तैयार कर रखा है । जो वे करते हैं 
निःसन्देह (वह) बहुत ही बुरा है ।!6 
उन्होंने अपनी क़समों को ढाल बना 
लिया है । अतः उन्होंने अल्लाह के मार्ग 
से (लोगों को) रोक रखा है । 
परिणामस्वरूप उनके लिए अपमानजनक 
अज़ाब (निश्चित) है ।7। 

उनके धन और उनकी संतान अल्लाह 
के विरुद्ध उनके किसी काम नहीं 
आएँगे । यही आग (में पड़ने) वाले 
लोग हैं । वे उसमें लम्बे समय तक 
रहने वाले हैं ।।8। 

जिस दिन अल्लाह उनको इकट्ठा 
उठाएगा तो वे उसके सामने भी उसी 
प्रकार क्रसमें खाएँगे जिस प्रकार 
तुम्हारे सामने क़समें खाते हैं । और 
धारणा करेंगे कि वे किसी सिद्धान्त 


|} 


पारः 28 
be a si BE re ४ ६ 7 
६0.8 258 So 4॥ ६5५ 


ह्‌ OOS Aa 


CoE GSN SONOS 
SS ४ sans ०00, Felt 
gD bE Diss 

4२-5३ sgl 
OSH 


SRY 


92-७9 «०७५० | 33.55] 


किन 


eg) 


~ 


Ke | 
(9 ह ० ईर | है ४ 


छः, 
४“ 


45.0 ० 


5 ~ 


Jhagl ll 05 7 
(803 ६:५0 58 58393 
७2054» ५8 De I 


# 92223 (2 ~ % जल 257 
a ) sal - AoA [१ 


ASO sy 


सूरः 58, अल-मुजादलः 


पर (क्रायम) हैं । सावधान ! यही हैं 
जो झूठे हैं ।।9। 

शैतान उन पर विजयी हो गया । अतः 
उसने उन्हें अल्लाह की याद भुला दी । 
यही शैतान के समुदाय हैं । सावधान ! 
शैतान ही का समुदाय ही अवश्य हानि 
उठाने वाला है ।20। 

निःसन्देह वे लोग जो अल्लाह और उसके 
रसूल का विरोध करते हैं ये ही घोर 
अपमानित लोगों में से हैं ।2]। 

अल्लाह ने लिख रखा है कि अवश्य मैं 
और मेरे रसूल विजयी होंगे । निःसन्देह 
अल्लाह बहुत शक्तिशाली (और) पूर्ण 
प्रभुत्व वाला है ।22। 

तू कोई ऐसे लोग नहीं पाएगा जो 
अल्लाह और परकालीन दिवस पर 
ईमान रखते हुए ऐसे लोगों से मित्रता 
करें जो अल्लाह और उसक रसूल से 
शत्रुता करते हों । चाहे वे उनके बाप- 
दादा हों अथवा उनके बेटे हों अथवा 
उनके भाई हों अथवा उनके समुदाय के 
लोग हों । यही वे (आत्मसम्मानी) 
लोग हैं जिन के दिल में अल्लाह ने 
ईमान लिख रखा है । और उनका वह 
अपने आदेश से समर्थन करता है । 
और वह उन्हें ऐसे स्वर्गो में प्रविष्ट 
करेगा जिन के दामन में नहरें बहती हैं 
वे उनमें सदा रहते चले जाएंगे। 
अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ और वे 
अल्लाह से प्रसन्न हो गए । यही 
अल्लाह का समुदाय है । सावधान ! 


|!| 


पारः 28 
८96 56] ् > § TiTb 2% uk 
OHSS ७ ६५४ 


KS 52 5G Ce) 2 ele Re ३८2 se] 
~~zL C5 ३ TAL ih 
YT SD EO 50| 
८, 9 | न C5 > 
OOF SAND 


Cn 


3255 558६४ C6 


bed: 2275 sc; ole 2६ ६ 
40५25 BRANES NE 


bd 3 ee >>» 2 १० 
40 ८००८५ Else 


सूरः 58, अल-मुजादलः [||] पारः 28 


| अं 


अल्लाह ही का समुदाय है जिनमें & 68692) ६२ ५ 4 4६८८०६० 6] 9] 
सफल होने वाले लोग हैं ।23।* k हु 
(रुकू -३-) 


* आयतांश : अय्यदहुम बिरूहिम मिन हु (उनका वह अपने आदेश से समर्थन करता है) में हुम 
(अर्थात उन) सर्वनाम सहाबा के लिए प्रयुक्त हुआ है और कहा गया है कि सहाबा रज़ि. पर रूह- 
उल-कुदुस उतरता था । इस दृष्टि से ईसाइयों के लिए गर्व करने का कोई स्थान नहीं रहता कि 
हज़रत ईसा अलै. पर रूह-उल-क़ुदुस उतरता था । वह तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के सेवकों पर भी उतरता था और उनका सहायक होता था । 


||| 
59- सूरः अल-हश्र 


यह सूरः मदीना में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 25 आयते हैं । 

इस सूरः के आरम्भ में एक हश्र (प्रतिफल दिवस) का उल्लेख है और इसके अन्त 
पर भी एक महान प्रतिफल दिवस का वर्णन है । प्रथम प्रतिफल दिवस जिसे अव्वलुल 
हश्र कहा गया है उस दिन यहूदियों को जो दण्ड दिये गये उससे मानो उनके लिए प्रथम 
प्रतिफल दिवस क़ायम हो गया और प्रत्येक को उसके पाप के अनुसार दण्ड दिया गया । 
कुछ के लिए निर्वासन निश्चित किया गया । कुछ के लिए अपने हाथों अपने ही घरों को 
नष्ट करने का दण्ड निर्धारित हुआ तथा कुछ को मृत्युदण्ड दिया गया । अतः यह प्रथम 
प्रतिफल दिवस है जिसमें दण्डों का विवरण है । इस सूर: के अंत पर जिस प्रतिफल दिवस 
का उल्लेख है उसमें यह वर्णन किया गया कि दण्ड उनको मिलते हैं जो अल्लाह की याद 
को भुला देते हैं और फिर अपनी आत्मा की अच्छाई और बुराई को भूल जाते हैं । परन्तु 
उनके अतिरिक्त वे भी हैं जो प्रत्यके अवस्था में अल्लाह को याद रखते हैं और दृष्टि रखते 
हैं कि वे अपने कैसे कर्म आगे भेज रहे हैं | उनको उत्तम प्रतिफल प्रदान किया जाएगा । 

अल्लाह के गुणगान का जो विषयवस्तु पहली सूरतों में और इस सूर: के आरम्भ में 
वर्णित है, इस सूर: के अन्त पर उसी विषयवस्तु का उत्कर्ष है जो आयत संख्या 23 से 
आरम्भ होती है । इनमें अल्लाह तआला के कुछ महान गुणवाचक नाम उल्लेख किये गए 
हैं और आयत संख्या 25 में समस्त सुन्दर नाम उसी के हैं कह कर यह वर्णन कर दिया 
गया है कि केवल इतने ही नाम नहीं बल्कि समस्त सुन्दर नाम उसी के हैं । 


सूरः 59, अल-हश्र 
























2 

& ४५४: ४५४ ३5४ 5 pe Ao lan a NR hye | 

२ $ ° 

दही 2 25 302 ०:2४ i (००% ag ) 3 
2 A अं जे SSCS SCS cc 








अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।। | 
जो आकाशों और धरती में है वह bes a 6८ 
अल्लाह का गुणगान करता है और वही DP 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम ००57 ५; )%| 989 223! 
विवेकशील है ।2। 
वही है जिसने अहले किताब में से उनको. | 46,0555652.॥ ६ 63 5% 
(72945 OR) ह्‌ >| (5३ 9% 
जिन्होंने इनकार किया प्रथम प्रतिफल न 
दिवस के अवसर पर उनके घरों से | “| 0३४ «५ १७2 ८१2 ५-०5 
निकाला । तुम धारणा नहीं करते थे कि #555; ड Er 
वे निकल जाएंगे जबकि वे यह समझते थे ~ 2 0 2 
कि उनके दुर्ग अल्लाह से उनकी रक्षा 50 ४ 24595 24७ >| 
करेंगे । फिर अल्लाह उन तक आ पहुँचा ,,, ८,» ३ 
जहाँ से (आने की) वे कल्पना तक नकर. ४८ फ Fe 
सके । और उसने उनके दिलों में रोब 65 RE ५295 835s 
डाल दिया । वे स्वयं अपने ही हाथों और ,., 20 ५25 20. 5: 
मोमिनों के हाथों से भी अपने घरों को ७१7११० ८52२9 28२२-४० 95 
नष्ट करने लगे । अतः हे बुद्धिसंपन्‍न OSH STE 
लोगो ! शिक्षा ग्रहण करो ।3।/ 
और यदि अल्लाह ने उनके लिए निर्वासन 2५ ८॥ 7 ८८ द| | PES 
निश्चित न किया होता तो उन्हें इसी t oe 
लोक में अज्ञाब देता जबकि परलोक में १-टै२| ७ ~ NG 
उन के लिए (अवश्यमेव) अग्नि का ODS 
अज़ाब (निश्चित) है ।4। 
यह इस कारण है कि उन्होंने अल्लाह > - -८।६०००८४।। ईह >~ ८॥' 
(४9 Ns sg 
और उसके रसूल का घोर विरोध किया । > 7 5s se 


* इस आयत में यहूदी क़बीला बनु नज़ीर के निर्वासित होने की घटना का उल्लेख है । 


eo as 


~ 





सूरः 59, अल-हश्र 


और जो अल्लाह का विरोध करता है तो 
निःसन्देह अल्लाह दण्ड देने में बहुत 
कठोर है ।5। 

जो भी खजूर का वृक्ष तुमने काटा अथवा 
उसे अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया तो 
अल्लाह के आदेश पर ऐसा किया । और 
ऐसा करने का यह कारण था कि वह 
दुराचारियों को अपमानित कर दे ।6। 
और अल्लाह ने उन (के धन- 
सम्पत्तियों में) से अपने रसूल को 
युद्धलब्ध धन स्वरूप जो प्रदान किया 
तो उस के लिए तुमने न घोड़े दौड़ाए 
और न ऊँट । परन्तु अल्लाह अपने 
रसूलों को जिन पर चाहता हैं प्रभुत्व 
प्रदान कर देता है । और अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे स्थायी 
सामर्थ्य रखता है ।7। 

अल्लाह ने कुछ बस्तियों के निवासियों 
(के धन-सम्पत्तियों में) से अपने रसूल 
को जो कुछ युद्धलब्ध धन के रूप में 
प्रदान किया है तो वह अल्लाह के लिए 
और रसूल के लिए है और निकट 
सम्बन्धियों, अनाथों और दरिद्रों और 
यात्रियों के लिए है । ताकि ऐसा न हो 
कि यह (युद्धलब्ध धन) तुम्हारे 
धनवानों ही के बीच में चक्कर लगाता 
रहे । और रसूल जो तुम्हें प्रदान करे तो 
उसे ले लो और जिस से तुम्हें रोके 
उससे रुक जाओ और अल्लाह का 
तक़वा धारण करो । निःसन्देह अल्लाह 
दण्ड देने में बहुत कठोर है ।8। 


6 
| 
९: 
० 
8 
C\ 
का 
E 


Gad 3-5 |८40 EG 
GEN ss 

OA YS Solis 
SS 8 Sa SENOS 35 


AE se G3 2355803) 


ध ue 


(५-५४) 


सूरः 59, अल-हश्र 


(यह धन) उन दरिद्र मुहाजिरों के लिए 
भी है जो अपने घरों से निकाले गए और 
अपनी धन-सम्पत्तियों से (अलग किए 
गए) । वे अल्लाह ही से कृपा और 
उसकी प्रसन्नता चाहते हैं और अल्लाह 
और उसके रसूल की सहायता करते हैं । 
यही वे हैं जो सच्चे हैं ।9। 

और वे लोग जिन्होंने उनसे पूर्व ही घर 
तैयार कर रखे थे और ईमान को (दिलों 
में) स्थान दिया था । वे उनसे प्रेम करते 
थे जो हिजरत करके उनकी ओर आए. 
और जो कुछ उन (मुहाजिरों) को दिया 
गया था (वे) उसकी कोई लालसा नहीं 
रखते थे । और स्वयं तंगी में होते हए भी 
अपनी जानों पर दूसरों को प्राथमिकता 
देते थे । अतः जो कोई भी आत्मा की 
कृपणता से बचाया जाए तो यही वे लोग 
हैं जो सफल होने वाले हैं ।।0। 

और जो लोग उनके बाद आए वे कहते 
हैं कि हे हमारे रब्ब ! हमें और हमारे उन 
भाइयों को भी क्षमा कर दे जो ईमान में 
हम से आगे निकल गए । और हमारे 
दिलों में उन लोगों के लिए जो ईमान 


|| पारः 28 
ACI ysl ei 
Ys Os og | 9 952) Ls (2 


\ 


bl 23०»: $ 09.०) 9 al C2 


[a र ES ir BAZ 
23 5559७ 30 585 5 20५ 


Ss < ४२४०-९४ 


La wee ~ 


Cia) Gs 


8४ 9५5 ५-० SOE 
65७४ (०974 OAD 
C5 OH ae ECS 
Lai ND Cs Y _9 Ci ss 


५० ७८, SBS Ys _ ८४४७ 


लाए, कोई द्वेष न रहने दे । हे हमारे(ई ९१.० १52546) 6 5) 


रब्ब! निःसन्देह तू बड़ा कृपालु (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।।। 


(रुकू -7-) 





आयत संख्या 9 से ।। : ये आयतें अन्सार और मुहाजिरों के ईमान और ऊँचे आध्यात्मिक दर्जों का 
वर्णन कर रही हैं । हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहि. की सेवा में एक बार इराक़ के राफज़ियों 
(शीया संप्रदाय का एक गुट) का एक शिष्ट मण्डल उपस्थित हुआ और उन्होंने हज़रत अबू बकर, 
उमर और उसमान रज़ि. के विरुद्ध बातें कीं । हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहि. ने उनसे कहा कि क्या+ 


सूरः 59, अल-हश्र 


क्या तूने उनकी ओर दृष्टि नहीं दौड़ाई 
जिन्होंने कपट किया । वे अहले किताब 
में से अपने उन भाइयों से जिन्होंने 
इनकार किया, कहते हैं कि यदि तुम 
निकाल दिए गए तो तुम्हारे साथ हम भी 
अवश्य निकलेंगे और तुम्हारे बारे में 
कभी किसी का आज्ञापालन नहीं करेंगे । 
और यदि तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई की गई तो 
हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे । 
और अल्लाह गवाही देता है कि 
निःसन्देह वे झूठे हैं ।।2| 

और यदि वे निकाल दिए गए तो उनके 
साथ ये नहीं निकलेंगे और यदि उनसे 
लड़ाई की गई तो ये कभी उनकी 
सहायता नहीं करेंगे | और यदि ये उनकी 
सहायता करेंगे भी तो अवश्य पीठ दिखा 
जाएँगे । फिर उनकी कोई सहायता न 
की जाएगी ।।3। 

उनके दिलों में भय उत्पन्न करने की 
दृष्टि से निश्चित रूप से तुम (उनके 
निकट) अल्लाह से अधिक कठोर 
(प्रतीत होते) हो । यह इस कारण है कि 
वे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं ।।4। 

वे क्रिलाबन्द बस्तियों में अथवा प्राचीरों 
के ओट में रहकर युद्ध करने के 
अतिरिक्त तुमसे इकट्रे होकर युद्ध नहीं 


||| 


पारः 28 


SEE GHD ES 
bE Ci oY 
CAS BEA 27 ST 
|| || 2९:७3 Eo Y 5 2s 
55405 22 550 520 $ 
OOM 2 


CE 2277 4 


Oy Y |> | Se 
i 7 E22 | pe % Uy 

9 ०७३ ० ४।३० 9 
DES | 9 Te 


(9 i 52 Do] 


\ 


2 Dior Pe EEE 
(7 & २+ + NY 
noe BA ls 
( 


T छ| + 
(9 (०१७००: y PSE £) al 


~ 


9 


5583 2 Ce RU Er 





«तुम लोग मुहाजिरों में से हो ? (जिनका आयत सं. 9 में वर्णन है) उन्होंने कहा, नहीं । फिर 
उन्होंने पूछा, तो क्या तुम अन्सार में से हो ? (जिनका आयत सं ।0 में वर्णन है) उन्होंने कहा, 
नहीं। उन्होंने कहा, तो फिर मैं गवाही देता हूँ कि तुम उन लोगों में से भी नहीं हो (जिनका वर्णन 
आयत सं. ।! में है और) जिनके बारे में आया है और जो लोग उनके बाद आए वे....। 

(कश्फुल गुम्मा, भाग 2, पुष्ठ 290, बैरूत प्रकाशन 40 हिजरी) 


सूरः 59, अल-हश्र 


करेंगे । उनकी लड़ाई परस्पर बहुत 
कठोर है । तू उन्हें इकट्ठा समझता है 
जबकि उनके दिल फटे हए हैं । यह इस 
कारण है कि वे ऐसे लोग हैं जो बुद्धि से 
काम नहीं लेते ।5।* 

(ये) उन लोगों की भाँति (हैं) जो उनसे 
अल्प समय पूर्व अपने कर्मो का दुष्फल 
भोग चुके हैं । और उनके लिए 
पीड़ाजनक अज़ाब (निश्चित) है ।।6। 
उन का उदाहरण शैतान की भाँति है, 
जब उसने मनुष्य से कहा, इनकार कर 
दे। अतः जब उसने इनकार कर दिया तो 
कहने लगा कि निश्चित रूप से मैं 
तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ । निःसन्देह मैं 
तो समस्त लोकों के रब्ब, अल्लाह से 
डरता हूँ ।।7। 

अत: उन दोनों का अंत यह ठहरा कि वे 
दोनों ही आग में पड़ेंगे । दोनों उसमें 
लम्बे समय तक रहने वाले होंगे । 
अत्याचारियों का यही प्रतिफल हुआ 
करता है ।!8। (रुकू -€-) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
का तक़वा धारण करो । और प्रत्येक 
जान यह ध्यान रखे कि वह कल के लिए 
क्या आगे भेज रही है । और अल्लाह का 


|||) 


EON Fs 


पारः 28 


जज 


ogo 2०० 5०१ 2 5 Hoan 
Sle me 
BC SCE 
CHSC TI NE 


os a 20 


A 


OR DISET 


JN BGs Bes 





* यह यहुदियों के सम्बन्ध में एक भविष्यवाणी है जो क़यामत तक इसी प्रकार पूरी होती रहेगी जब 
तक यहुदियों को मज़बूत प्रतिरक्षात्मक दुर्ग उपलब्ध न हों, जो प्रत्येक युग में परिस्थिति के अनुसार 
बदलते रहते हों, और इसके परिणाम स्वरूप उनको अपनी श्रेष्ठता का विश्वास न हो, वे कभी भी 
प्रतिपक्ष से युद्ध नहीं करेंगे । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उनके दिल परस्पर इकट्रे हैं । प्रत्यक्ष रूप 
में तो वे अपने शत्रु के विरुद्ध इकठ्रे दिखाई देते हैं परन्तु परस्पर सदा उनके दिल एक दूसरे से फटे रहते 
हैं । वर्तमान काल में जिन लोगों को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहुदियों के 
समान ठहराया है उनकी भी बिल्कुल यही अवस्था है । 


सूरः 59, अल-हश्र 


तक़वा धारण करो । निःसन्देह जो तुम 
करते हो अल्लाह उससे सदा अवगत 
रहता है ।।9| 

और उन लोगों के सदृश न बन जाओ 
जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो 
अल्लाह ने उन्हें स्वयं अपने आप से 
विस्मृत करवा दिया । यही दुराचारी 
लोग हैं ।20। 

अग्नि (अर्थात नरक) वाले और स्वर्ग 
वाले कभी समान नहीं हो सकते। 
स्वर्गगामी ही सफल होने वाले हैं ।2।। 
यदि हमने इस कुरआन को किसी पर्वत 
पर उतारा होता तो तू अवश्य देखता 
कि वह अल्लाह के भय से विनम्रता 
करते हए टुकड़े-टुकड़े हो जाता । और 
ये उदाहरण हैं जिन्हें हम लोगों के लिए 
वर्णन करते हैं ताकि वे सोच-विचार 
करें ।22।* 

वही अल्लाह है जिसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं । अदृश्य और दृश्य का 
ज्ञाता है । वही है जो बिन मागे देने 
वाला, अनन्त कृपा करने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।23। 

वही अल्लाह है जिसके सिवा और कोई 
उपास्य नहीं । वह सम्राट है, पवित्र है, 
सलाम है, शांति देने वाला है, निरीक्षक 
है, पूर्ण प्रभुत्व वाला है, बिगड़े काम 
बनाने वाला है (और) महिमावान है । 


पारः 28 


७6४८४ शी rr 2 47% 5 


SS GNIS SEY 
© 63 AEs का go] 


~ og 


ES ERE ४: 
७8353, 552८४ ८७४ 
de lo eC Sl 
gr उ hres Bice] 
05; 

Mies as SPD Es 


OAH GAN FS 


CSIR DIED RS) 58 
eA 58 
4 | 22 “६2 ह | 


al 





$ इस आयत में जिन पर्वतों का वर्णन है उनसे अभिप्राय भौतिक पर्वत नहीं बल्कि पर्वतों की भांति 
बड़े-बड़े लोग हैं । जैसा कि इस आयत के अंत पर यह परिणाम निकाला गया है कि ये उदाहरण हैं 
जो इस लिए वर्णन किये जाते हैं ताकि लोग इन पर सोच-विचार करें । 


सूरः 59, अल-हश्र |||} पारः 28 


अल्लाह उससे पवित्र है जो वे शिर्क करते ® O55 [i 
हैं |24। है 

वही अल्लाह है जो सृष्टिकर्ता, सृष्टि ५5,2८ _£,2॥_9५७॥ द| 55 
का आरम्भ करने वाला और आकृति fl NR f | hs FN 
दाता है। सब सुन्दर नाम उसी के हैं । GH ER EN 5 
जो आकाशों और धरती में है (वह) ~+ ~ ६ SE RE 4 
उसी का गुणगान कर रहा है । और वह? श्र” ः म पद 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम CES] 
विवेकशील है ।25। (रुकू -ह-) 


RO 


|| 


60- सूरः अल-मुम्तहिनः 

यह सूरः मदीना में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।4 आयते हैं । 

इससे पूर्ववर्ती सूरः में यहुदियों के प्रतिफल दिवस का वर्णन किया गया है और इस 
सूरः में मुसलमानों को सावधान किया जा रहा है कि जो अल्लाह और रसूल से शत्रुता 
रखते हैं उनको कदापि मित्र न बनाओ । क्योंकि यदि वे मित्र बन भी जाएँ तब भी उनके 
सीनों में द्रेष भरा हुआ रहता है और वे हर समय तुम्हें नष्ट करने की योजनाएँ बनाते 
रहते हैं । 

इसके पश्चात हज़रत इब्राहीम अलै. के आदर्श का उल्लेख है कि उनकी सारी 
मित्रताएँ अल्लाह ही के लिए थीं और सारी शत्रुताएँ भी अल्लाह ही के लिए थीं । इस 
कारण तुम्हारे निकट सम्बन्धी, माता-पिता और बच्चे तुम्हारे किसी काम नहीं आ 
सकेंगे । तुम्हें अवश्य ही अपने सम्बन्ध अल्लाह ही के लिए सुधारने होंगे और अल्लाह ही 
के लिए तोड़ने होंगे । परन्तु साथ ही मोमिनों को यह ताकीद कर दी कि तुम्हारे जो शत्रु 
दुःख देने में पहल नहीं करते तुम्हें कदापि अधिकार नहीं पहुँचता कि उनको दु:ख देने में 
तुम पहल करो । उच्चकोटि के न्याय का यही मापदण्ड है कि जब तक वे तुमसे मित्रता 
निभाते रहें तुम भी उनसे मित्रता रखो । 

क्योंकि यह सूरः उस युग का उल्लेख कर रही है जबकि मुसलमानों को यहुदियों 
के अतिरिक्त दूसरे मुश्रिकों से भी अपने बचाव के लिए युद्ध करने की अनुमति दे दी गई 
थी । इस लिए युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बहुत सी समस्याओं का भी 
वर्णन कर दिया गया कि इस अवस्था में उचित उपाय क्या होगा । उदाहरणार्थ काफ़िरों 
की पत्नियाँ यदि ईमान लाकर हिजरत कर जाएँ तो उनके ईमान की पूरी तरह परीक्षा ले 
लिया करो और यदि वे वास्तव में अपनी इच्छा से ईमान लाई हैं तो फिर पहला कर्त्तव्य 
यह है कि उनको कदापि काफ़िरों की ओर वापस न लौटाओ क्योंकि वे दोनों एक दूसरे 
के लिए वैध नहीं रहे । हाँ उनके अभिभावकों को वह ख़र्च दे दिया करो जो वे उन पर कर 
चुके हैं । 

इसके पश्चात अन्त में उस बैअत की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है जो उन सभी 
मोमिन स्त्रियों से भी लेनी चाहिए जो काफिरों के चुंगल से भाग कर हिजरत करके आई 
हैं । उनके अतिरिक्त दूसरी सभी मोमिन स्त्रियों से भी यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जब वे 
बैअत करना चाहें । 

SABA 





A 





Z 
हा 
rE] 
० ~ 





अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है |!| 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! मेरे शत्रु 
और अपने शत्रु को कभी मित्र न 
बनाओ। तुम उनकी ओर प्रेम के संदेश 
भेजते हो जबकि वे उस सत्य का जो 
तुम्हारे पास आया है, इनकार कर चुके 
हैं । वे रसूल को और तुम्हें केवल 
इसलिए (देश से) निकालते हैं क्योंकि 
तुम अपने रब्ब, अल्लाह पर ईमान ले 
आए । यदि तुम मेरे मार्ग में और मेरी ही 
प्रसन्नता चाहते हए जिहाद पर निकले 
हो और साथ ही उन्हें प्रेम के गुप्त संदेश 
भी भेज रहे हो जबकि मैं सबसे अधिक 
जानता हूँ जो तुम छिपाते और जो प्रकट 
करते हो (तो तुम्हारा यह छिपाना व्यर्थ 
है) । और जो भी तुम में से ऐसा करे तो 
वह सन्मार्ग से भटक चुका है ।2। 

यदि वे तुम्हें कहीं पाएँ तो तुम्हारे शत्रु ही 
रहेंगे और अपने हाथ और अपनी जुबानें 
दुर्भावना रखते हुए तुम पर चलाएँगे और 
चाहेंगे कि काश ! तुम भी इनकार कर 


दो ।3। 


तुम्हारे निकट सम्बन्धी और तुम्हारी $६ 


संतान क़यामत के दिन कदापि तुम्हें 
कोई लाभ नहीं पहुँचा सकेंगे । वह 
(अल्लाह) तुम्हारे बीच जुदाई डाल देगा 


ER DR है. है. श्र कि है. पक न ER 4 .* * OR ° ° ण, १," श्र 
A AS A A A A A A A A NH A NH A 





Z 7७% BR “os 4 DT | 
9 Als 0-9 | 9) 9 
2 ५३८ ५३८ ५३८ 


९, ९ 


३, 


Om LD Ms 


> RZ {24s ५८ 46 ०४» ॥ > हे Wt 
Gils ०-६ ४०2७५ 


Be ह./ई Fe 2 A 5 2 ५ ही 
¢ | a) 5 ५९23 | ~ 3 


SEE Ss 
RT Me [६ 7 2 हज Z, 2 ड E हल ट 
OSES NOK GF 


~ i £| ॐ 5५ ५८ 


2 227३7. 2 & न] ः्य ट्र 
i SO) oe (9५% 


ड i ~ < ~ क अर ER 3 8 Ss 
C2 NE 
7 र ~ 


SEES Soil Dia 


~ 
fr 2 
४ ir Dred PR 225. per र ड ds) ~ २५ 
OS fl sce 29 
~ ~ कक 


a Rs 2 7 i SR SRE 


IASG 3 25H 

aol १:25 
5028 5555 57 3 

GEN 359929) 

है ना 202७ OE हैक Ag [ Po Fe न दर्द दे, र 

Yl Ys SIPC H ८: 

x 7b 2 427 7 hoa Z27 

9 sD ANTS 


२०+ न 


हू 


सूरः 60, अल-मुम्तहिनः 


और जो तुम करते हो अल्लाह उस पर 
सदा दृष्टि रखता है ।4। 

निश्चित रूप से इब्राहीम और उन लोगों 
में जो उसके साथ थे तुम्हारे लिए एक 
उत्तम आदर्श है । जब उन्होंने अपनी 
जाति से कहा कि हम तुमसे और उससे 
भी विरक्त हैं जिसकी तुम अल्लाह के 
सिवा उपासना करते हो । हम तुम्हारा 
इनकार करते हैं और हमारे और तुम्हारे 
बीच सदा की शत्रुता और द्वेष प्रकट हो 
चुके हैं, जबतक कि तुम एक ही अल्लाह 
पर ईमान न ले आओ । सिवाए इब्राहीम 
के अपने पिता के लिए एक कथन के 
(जो एक अपवाद स्वरूप था) कि मैं 
अवश्य आप के लिए क्षमा की दुआ 
करूँगा । हालाँकि मैं अल्लाह की ओर से 
आपके बारे में कुछ भी अधिकार नहीं 
रखता । हे हमारे रब्ब ! तुझ पर ही हम 
भरोसा करते हैं और तेरी ओर ही हम 
झुकते हैं और तेरी ओर ही लौट कर 
जाना है ।5। 

हे हमारे रब्ब ! हमें उन लोगों के लिए 
परीक्षा का पात्र न बना जिन्होंने इनकार 
किया । और हे हमारे रब्ब ! हमें क्षमा 
कर दे निःसन्देह तू पूर्ण प्रभुत्व वाला 
(और) परम विवेकशील है ।6। 
निःसन्देह तुम्हारे लिए उनमें एक उत्तम 
आदर्श है अर्थात उसके लिए जो अल्लाह 
और अन्तिम दिवस की आशा रखता है । 
और जो विमुख हो जाए तो (जान ले 
कि) निःसन्देह वह अल्लाह ही है जो 


पारः 28 


© Fs EE Ae 72% का 
© 2२० ड/ 


\ 


~ 2 | 2 | 55 4 >> PS pe Od । 2% 


d 


UG) »&534) | 953] AACN 
CEFR ICON SAE 
ASICS ५0 
Le SUBS FUE 
523 CoB sal 


NEN GINS 


3286 CUS YES 
Si 006 


Dd |9 


ores 


~ 


id न ~ 


555, 2८5 08 
२92 


> 


(४3 Xs 


सूरः 60, अल-मुम्तहिनः 


निस्पृह (और) प्रशंसा का पात्र है ।7। 
(रुकू -) 
संभव है कि अल्लाह तुम्हारे और उनमें 
से उन लोगों के बीच जिनसे तुम 
परस्पर शत्रुता रखते थे, प्रेम उत्पन्न 
कर दे । और अल्लाह सदा सामर्थ्य 
रखने वाला है । और अल्लाह बहुत 
क्षमा करने वाला (और) बार-बार 
दया करने वाला है ।8। 
अल्लाह तुम्हें उनसे भलाई और न्यायपूर्ण 
व्यवहार करने से मना नहीं करता 
जिन्होंने तुम से धार्मिक विषय में युद्ध 
नहीं किया । और न तुम्हें निर्वासित 
किया। निःसन्देह अल्लाह न्याय करने 
वालों से प्रेम करता है ।9।” 
अल्लाह तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता 
करने के बारे में मना करता है जिन्होंने 
धार्मिक विषय में तुमसे युद्ध किया और 
तुम्हे तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हें 
निकालने में एक दूसरे की सहायता की । 
और जो उन्हें मित्र बनाएगा तो यही हैं वे 
जो अत्याचारी हैं ।।0| 


हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब 
तुम्हारे पास मोमिन स्त्रियाँ मुहाजिर होने 
की अवस्था में आएँ तो उनकी परीक्षा ले 


|| 


पारः 28 


' 


मन ह 5 DH TOR (७ 7 
ह Os ‘il १४ ibs ) 9 


TE ५2८62 227 Chas 42724 ~ 
bps, galiobigrgsnmis ofc (८ 
~ 9 0) 9१. ०-७--३ 3 

(9 Fs GFZ ale 

f ~ | १५ | 
SIH 
92-०१ ०83 SO SCN 
(42०४०! | कटी w ~ ५ b oe] 5 
ODN NNO) Se) 
>> 2०3 ४). = a (| 


SRE 


20 PSG 
PERE 
SLICE 

OO sl) _+-* 
Ga SEN HT 


| 47 + ई ६2 § र 
NEUE" Fe CTE 9 





* यह आयत अन्यायपूर्वक युद्ध करने की कल्पना का खण्डन करती है और उन लोगों से सद्व्यवहार 
और मित्रता करने से नहीं रोकती जिन्होंने मुसलमानों से धार्मिक मतभेद के कारण युद्ध नहीं किया 
और निर्दोष मुसलमानों को अपने घरों से नहीं निकाला । कुछ अन्य आयतों से कई लोग यह भूल 
व्याख्या करते हैं कि प्रत्येक प्रकार के गैर मुस्लिमों से मित्रता करना अवैध है । परन्तु इस आयत से 
तो पता चलता है कि जिन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक मतभेद के कारण बर्बरता नहीं अपनाई, 
उनसे न केवल मित्रता करना वैध है बल्कि उनसे तो सद्व्यवहार करने का आदेश दिया गया है । 


सूरः 60, अल-मुम्तहिनः 


लिया करो । अल्लाह उनके ईमान को 
सबसे अधिक जानता है । अतः यदि तुम 
भली प्रकार ज्ञात कर लो कि वे मोमिन 
स्त्रियाँ हैं तो काफ़िरों की ओर उन्हें 
वापस न भेजो । न ये उनके लिए वैध हैं 
और न वे इनके लिए वैध हैं । और उन 
(के अभिभावकों) को जो वे खर्च कर 
चुके हैं अदा करो । उन्हें उनके महर देने 
के पश्चात तुम उनसे निकाह करो तो 
तुम पर कोई पाप नहीं । और काफ़िर 
स्त्रियों के निकाह का मामला अपने 
अधिकार में न लो । और जो तुमने उन 
पर खर्च किया है वह उनसे माँगो और 
जो उन्होंने खर्च किया है वे तुमसे माँगें । 
यह अल्लाह का आदेश है । वह तुम्हारे 
बीच निर्णय करता है । और अल्लाह 
स्थायी ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।।।। 

और यदि तुम्हारी पत्नियों में से कुछ 
काफिरों की ओर चली जाय और तुम 
क्षतिपूर्ति ले चुके हो तो उन मोमिनों को 
जिनकी पत्तियाँ हाथ से जा चुकी हों 
उसके अनुसार दो जो उन्होंने खर्च किया 
था । और अल्लाह से डरो जिस पर तुम 
ईमान लाते हो ।!2। 

हे नबी ! जब मोमिन स्त्रियाँ तेरे पास 
आएँ (और) इस (बात) पर तेरी बैअत्‌ 
करें कि वे किसी को अल्लाह का 
साझीदार नहीं ठहराएँगी । और न ही 
चोरी करेंगी और न व्यभिचार करेंगी 
और न अपनी संतान का वध करेंगी और 


0०४४ 2 

3 i 89०2 8Y524 
USE Ys ssl 
“bl Oe) as 
PENROSE 


sys dlls site 


2 As ४ 


Nl INN Ns 
© Ee की Fs Z 


~ ~ 


USS Es ५६ 555७0 ५ 
०.० BSCS SCS Ji 
lls VSS ols 


Cie HEE CoE 


सूरः 60, अल-मुम्तहिनः 


न ही (किसी पर) कोई झूठा आरोप 
लगाएँगी, जिसे वे अपने हाथों और पाँवों 
के सामने गढ़ लें । और न ही उचित 
(बातों) में तेरी अवज्ञा करेंगी तो तू 
उनकी बैअत्‌ स्वीकार कर और उनके 
लिए अल्लाह से क्षमा याचना कर । 


निःसन्देह अल्लाह बहुत क्षमा करने DOr) 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला OD NS) Al 
है ।।3। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! ऐसे लोगों ।८;5 os <a 


से मित्रता न करो जिन पर अल्लाह 
क्रोधित हुआ । वे परलोक से निराश हो 
चुके हैं जैसे काफिर क्रों में पड़े 
व्यक्तियों से निराश हो चुके हैं ।।4। 


(रुकू -हु-) E 


|||} 
6- सूरः अस-सफ़फ़ 


यह सूरः मदीना में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।5 आयते हैं । 

पिछली सूरः के अन्त पर जिस बैअत्‌ की प्रतिज्ञा का उल्लेख है उसमें केवल 
मोमिन स्त्रियों के उत्तरदायित्वों का वर्णन ही नहीं है अपितु मोमिन पुरुष भी बैञूत की 
प्रतिज्ञा करके इस प्रकार की आध्यात्मिक रोगों से बचने की प्रतिज्ञा करते हैं । अतः दोनों 
को सूर: अस्‌- सफ़्फ़ के आरम्भ में यह आदेश दिया गया है कि अपनी बैअत की प्रतिज्ञा 
में कपट न करना और यह न हो कि दूसरों को तो उपदेश करते रहो और स्वयं उसके लिए 
प्रतिबद्ध न हो । यदि तुम निष्ठापरता के साथ बैअत्‌ की प्रतिज्ञा पर अडिग रहोगे तो 
अल्लाह तआला तुम्हारे दिल एक दूसरे से इस प्रकार मिला देगा कि तुम्हें एक सीसा से 
ढली हुई दीवार के सदृश शत्रु के मुक़ाबले पर खड़ा कर देगा । 

इसी सूरः में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सम्बन्ध में 
हज़रत ईसा अलै. की भविष्यवाणी का भी वर्णन है जिसमें हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वितीय नाम अर्थात अहमद का उल्लेख किया गया है । 
जो आपके सौम्य रूप का द्योतक है । अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के सम्बन्ध में 
इसके बाद जो विवरण मिलता है उससे स्पष्ट है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के सौम्य रूप का द्योतक एक व्यक्ति अंत्ययुग में जन्म लेगा । उस समय उसको 
और उसके अनुयायियों को इस्लाम की जिस रंग में शांतिपूर्वक सेवा करने का सौभाग्य 
प्राप्त होगा वह रूप-रेखा साफ प्रकट कर रही है कि यह आने वाले युग की एक 
भविष्यवाणी है । 

क्योंकि इस सूरः के अन्त पर हज़रत ईसा अलै. और उनकी भविष्यवाणियों का 
उल्लेख हो रहा है, इस लिए जिस प्रकार उन्होंने यह घोषणा की थी कि कौन है जो 
अल्लाह के लिए मेरा सहायक बनेगा । उसी प्रकार आवश्यक है कि अंत्ययुग में जब 
दोबारा यह घोषणा हो तो वे सभी मुसलमान जो सच्चे दिल से इन भविष्यवाणियों पर 
ईमान लाए हैं वे भी यह घोषणा करते हुए मुहम्मदी मसीह के झंडे तले एकत्रित हो जाएँ 
कि हम प्रत्येक प्रकार से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के धर्म के समर्थन 
में मुहम्मदी मसीह की धर्मसेवा के कामों में उसके सहायक बनेंगे । 


ह९9 2028 


सूरः 6, अस-सफ़्फ़ |||} पारः 28 


° UY LU UY UY LU 5 8 
NS, FS, ( 





हज 2) ७70 2 


@ ७? 3 ii Call 8) +«४ 








NN, ह| 
9 
RI / । 


22206 क SOS कट 
| 8 iS ya 4 


2 न र जद न न जद न न न बह जे 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
अल्लाह ही का गुणगान करता है जो HONE 42 Es 
आकाशों में है और जो धरती में है । और i 

वह (अल्लाह) पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) OAS Ll २83 UAY 
परम विवेकशील है ।2। 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! क्यों Ye, PSI neg 
वह (बात) कहते हो जो तुम करते 





नहीं ? ।3। OOS 
अल्लाह के निकट यह बहुत बड़ा पाप है %(८ i Saba Ce 
कि तुम वह (बात) कहो जो तुम करते oes 

नहीं ।4। EFT 


निःसन्देह अल्लाह उन लोगों से प्रेम abc 
करता है जो उसके मार्ग में पंक्तिबद्धहो | ठ MN ट 
कर युद्ध करते हैं मानो वे एक सीसा से OLAS ४-० 
ढाली हुई दीवार हैं ।5। 
और (याद करो) जब मूसा ने अपनी ८}; add SiO 
हि द a 96 9 
जाति से कहा, हे मेरी जाति ! तुम मुझे IE 5 Lo 
क्यों कष्ट देते हो हालाँकि तुम जानते £८ 9590 » 
हो कि मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का रसूल {| £|: | FI 
हूँ फिर जब वे टेढ़े हो गए तो अल्लाह _ NR कर ह! हि 
ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया और [| \_5%4 ४ 409 2609७ 
अल्लाह दुराचारी लोगों को हिदायत ots 
नहीं देता ।6। pe 
और (याद करो) जब मरियम के पुत्र 5:58 १7८745] eG 
ईसा ने कहा, हे बनी इस्राईल ! न है 
निःसन्देह मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का 25] 50| 0 5-5 en) 


सूरः 6।, अस-सफ़्फ़ 


रसूल बन कर उस बात की पुष्टि करते 
हुए आया हूँ जो तौरात में से मेरे सामने 
है । और एक महान रसूल का शुभ- 
सामाचार देते हए जो मेरे बाद आएगा 
जिसका नाम अहमद होगा । फिर जब 
वह स्पष्ट चिह्णों के साथ उनके पास 
आया तो उन्होंने कहा, यह तो एक 
खुला-खुला जादू है ।7। 

और उससे अधिक अत्याचारी कौन होगा 
जो अल्लाह पर झूठ गढ़े, हालाँकि उसे 
इस्लाम की ओर बुलाया जा रहा हो । 
और अल्लाह अत्याचारी लोगों को 
हिदायत नहीं देता ।8। 

वे चाहते हैं कि वे अपने मुँह की 
फूँकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें 
हालाँकि अल्लाह अवश्यमेव अपना नूर 
पूरा करने वाला है चाहे काफ़िर बुरा 
मनायें ।9। 

वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत 
और सत्यधर्म के साथ भेजा ताकि वह 
उसे धर्म (के प्रत्येक क्षेत्र) पर पूर्णरूप 
से विजयी कर दे चाहे मुश्रिक बुरा 
मनाएँ ।0। (रुकू -) 


i + 


१ 


७ CBE 53S 
90550 82 .. ०५ 


0 Er < | 
Crs 


OCs ye |.» 


5 rz 


WE SIS 2b 3 
DINE 
ON Flog Yah 
2७ Bails 5 tana 635 5 
SEN ४९/%४9, ४5:40 


Ce Ered 


9 9 4S | 


C2 S25 CGM ss 
5559 MOE sed is 
O03, 





ale 
CO 


इस आयत में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहमद रूपी महिमा (अर्थात सौम्य 


रूप) के प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। आप सल्ल. मुहम्मद के रूप में भी प्रकट हुए 
जिसकी भविष्यवाणी हज़रत मूसा अलै. ने की और अहमद के रूपमें भी प्रकट हुए जिसकी 


भविष्यवाणी हज़रत ईसा अलै. ने की । 


alate 
CO 


हज़रत मसीह मौऊद अलै. फ़मति हैं :- “इस आयत में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि मसीह 


मौऊद चौदहवीं शताब्दी में पैदा होगा । क्योंकि नूर की पराकाष्ठा के लिए चौदहवीं रात्रि निश्चित 
है।'' (तोहफ़ा गोलड़विया रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द ।7, पृष्ठ ।24 । 


atatats 
CN 


इस आयत में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सार्वभौम नबी होने का स्पष्ट रूप से 


उल्लेख किया गया है । अर्थात्‌ आप सल्ल. किसी एक धर्म विशेष के मानने वालों की ओर नहीं+ 


सूरः 6।, अस-सफ़्फ़ 


हे लोगो जो ईमान लाए हो ! क्या मैं 
तुम्हें एक ऐसे व्यापार की जानकारी दूँ 
जो तुम्हें एक पीड़ाजनक अज़ाब से 
मुक्ति देगा ? ।।।। 

तुम (जो) अल्लाह पर और उसके रसूल 
पर ईमान लाते हो और अल्लाह के मार्ग 
में अपने धन और अपनी जानों के साथ 
जिहाद करते हो, यदि तुम ज्ञान रखते तो 
यह तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है ।।2।" 
वह तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा और तुम्हें 
ऐसे स्वर्गो में प्रविष्ट कर देगा जिनके 
दामन में नहरें बहती हैं । और ऐसे पवित्र 
घरों में भी (प्रविष्ट कर देगा) जो 
चिरस्थायी स्वर्गो में हैं | यह बहुत बड़ी 
सफलता है ।।3। 


एक दूसरा (शुभ समाचार भी) जिसे तुम 
बहुत चाहते हो, अल्लाह की ओर से 
सहायता और निकटस्थ विजय है । अतः 
तू मोमिनों को शुभ-समाचार दे दे ।।4। 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! अल्लाह 
के सहायक बन जाओ जैसा कि मरियम 
के पुत्र ईसा ने हवारियों से कहा था 
(कि) कौन हैं जो अल्लाह की ओर 
मार्गदर्शन करने में मेरे सहायक हैं ? 


REE 


पारः 28 


UE Ss FNC 


CAL IETHER 2८ 
COs loz xz 
Sr ः Y | iS C2 SSS 


Ss? 


BESO VAS दि टर 355 
(9 soba) 


5 425% Rw 


7 wR > 


CSI ८.8 
Oe sl 53 ५:०5 


ए 


+ 


27,3 


577 


(१९१2 | her 2 Re (9४2 | EE 
OF NHN IE ५06) sl 





«आये बल्कि समस्त जगत में प्रकट होने वाले प्रत्येक धर्म के अनुयायियों की ओर आये हैं और उन 


पर प्रभुत्व पाएँगे । 
हज़रत मसीह मौऊद अलै. फ़मति हैं : - 


“यह कुरआन शरीफ़ में एक महान भविष्यवाणी है जिसके बारे में अन्वेषी विद्वान एकमत हैं कि 
यह मसीह मौऊद के द्वारा पूरी होगी ।'' (तिरयाकुल कुलूब, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द ।5, पृष्ठ 232) 
* इसप्रकार का अनुवाद ''इम्ला मा मन्न बिहिर्रमान के अनुसार किया गया है । 


सूरः 6।, अस-सफ़्फ़ 


हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के ।: » ६३/5 


सहायक हैं । अत: बनी इख्राईल में से 


|| 


पारः 28 


~ 


> 844 ॥, UT > न 
SEIS ES 


EATS 
०%, 


एक समुदाय ईमान ले आया और एक 
समुदाय ने इनकार कर दिया । फिर हमने 
उन लोगों की जो ईमान लाए उनके | 
शत्रुओं के विरुद्ध सहायता की तो वे & 
विजयी हो गये ।!5। (रुकू - ) 


. LE CID Reg ~ ¢ Tz 2 Se 
gb iS 9) ४ 


wR Z 


> uk 22 5५% ७३ है 
३३-०० (259०४ RHE 


नी 


5 नह | ES 2 


|!|] 
62- सूरः अल-जुमुअः 


यह सूरः मदीना में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।2 आयते हैं । 

यह पिछली सूरः में उल्लेखित समस्त भविष्यवाणियों का संग्रह है । इसमें जमअ 
(एकत्रिकरण) के सभी अर्थ वर्णन कर दिये गये हैं । अर्थात्‌ हज़रत अक़दस मुहम्मद 
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अंत्ययुगीन मुसलमानों को आरंभिक युगीन 
मुसलमानों के साथ एकत्रित करने का कारण बनेंगे और अपने प्रताप और सौम्य गुणों को 
चमकार को भी एकत्रित करेंगे । जुम्अ: के दिन जो मुसलमानों को हर सप्ताह इकट्ठा 
किया जाता है, उसका भी इसी सूरः में वर्णन है । 

इस सूरः के अन्त पर यह भविष्यवाणी भी कर दी गई कि बाद के आने वाले 
मुसलमान धन कमाने और व्यापार में व्यस्त हो कर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को अकेला छोड़ देंगे । इस आयत के बारे में कुछ विद्वानों का यह कहना है कि 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में ऐसा हुआ करता था कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अत्यन्त निष्ठावान सहाबा रज़ि. जिन्होंने कभी हज़रत 
मुहम्मद सल्ल. को भयानक युद्धों में भी अकेला नहीं छोड़ा, जब व्यापारी दलों के आने 
की ख़बरें सुना करते थे तो आपको छोड़ कर उनकी ओर भाग जाया करते थे, ऐसा 
कहना वास्तव में हज़रत मुहम्मद सल्ल. के सहाबा पर एक लांछन है । निश्चित रूप से 
इसमें अंत्ययुग के मुसलमानों का वर्णन है जो अपने आचरण से अपने धर्म से बे-परवा हो 
चुके होंगे और हज़रत मुहम्मद सल्ल. के संदेश से कोई सरोकार नहीं रखेंगे । 


सूरः 62, अल-जुमुअः II] पारः 28 


SES) 3३ 8 ८७ bl ees 6 38 3१७०-४७ बी 5) 9० 









$ 















अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा OMe 5 als 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) Ci Fe 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

जो अकाशों में है और जो धरती में है ० »।॥ 50 220 (६4५४ 4 
अल्लाह ही का गुणगान करता है । वह a 

सम्राट है, पवित्र है, पूर्ण प्रभुत्व वाला ©255५) ५ > ०2 95-5] 9) 
(और) परम विवेकशील है ।2। 

वही है जिसने निरक्षर लोगों में उन्हीं में. (778 ४:०६ ८४४४ ३६८ eS 
से एक महान रसूल भेजा जो उन पर 

उसकी आयतों का पाठ करता है और ४०५ 9-265 52 9% see | 
उन्हें पवित्र करता है । और उन्हें पुस्तक LEGA SEBS NN 
की और विवेकशीलता की शिक्षा देता है “०? © 











जबकि इससे पूर्व वे निश्चितरूप से Oodle 
खुली-खुली पथभ्रष्टता में पड़े थे ।3।" FR 
और उन्ही में से दूसरों की ओर भी (उसे ८5 *2 ८ ।४६ ८८६१ 5 ८५१ ८5 
भेजा है) जो अभी उनसे नहीं मिले । वह 0 ५०८८ 2 
पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम © ee 
विवेकशील है ।4। 





* इस आयत में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिस विशेष महिमा का उल्लेख किया 
गया है, वह यह है कि आप सल्ल. अपने ऊपर ईमान लाने वालों के सम्मुख कुरआनी आयतों के पाठ 
करने के साथ ही उन लोगों को पुस्तक का ज्ञान तथा विवेकशीलता सिखाने से पूर्व ही उनका शुद्धिकरण 
करते थे । कुरआन करीम का यह बड़ा चमत्कार है कि इससे पूर्व सूर: अल्‌ बक़र: आयत ।30 में हज़रत 
इब्राहीम अलै. की वह दुआ वर्णित है जो हज़रत मुहम्मद सल्ल. के आगमन से सम्बन्ध रखती है । 
उन्होंने ऐसे रसूल को भेजने की दुआ माँगी है जो अल्लाह की आयतें लोगों को पढ़ कर सुनाए, फिर 
उनको ज्ञान एवं विवेकशीलता की जानकारी दे और इस प्रकार उनका शुद्धिकरण करे । इस दुआ के 
स्वीकार किये जाने का तीन स्थान पर उल्लेख है परन्तु तीनों स्थल पर यही वर्णन है कि हज़रत मुहम्मद 
सल्ल. कुरआनी आयतों का पाठ करने के साथ ही उनका शुद्धिकरण किया करते थे । फिर पुस्तक और 
विवेकशीलता के सिखाने का वर्णन है । अत: यह कुरआन करीम का विशेष चमत्कार है जो तेईस वर्ष में 
अवतरित हुआ परन्तु उसकी आयतों में एक स्थान पर भी परस्पर कोई मतभेद नहीं पाया जाता । 

*# इस आयत में जिन आख़रीन (अंत्ययुगीनों) का वर्णन किया गया है उनमें उसी रसूल के+ 


सूरः 62, अल-जुमुअः II] पारः 28 


यह अल्लाह की कृपा है वह उसको जिसे {८5६ : ८५१५ Sabha 


चाहता है प्रदान करता है और अल्लाह 
बड़ा कृपालु है ।5।" 


~ ३०८ 2 


© sa) kas) | 93 


उत्तरदायित्व ६7% है x noes 5५ os 
वे लोग जिन पर pe का उत्तरदायित्व £ ‡ ६5|| | PEE 
डाला गया, फिर उन्होंने उसे उठाए न 


रखा (जैसा कि उसके उठाने का हक़ ९०54 JLo ५४६ ६9०5. 25 


था) उनका उदाहरण उस गधे के सदृश 
है जो पुस्तकों का बोझ उठाता है । क्या 


CNP Sie 5h “SE 


~ 22 व 


ही बुरा है उन लोगों का उदाहरण , ५६६ द| 9 «<| 
जिन्होंने अल्लाह की आयतों को 2॥ 698 
झुठलाया । और अल्लाह अत्याचारी OEY fs) 
लोगों को हिदायत नहीं देता ।6। 





ats 
ov 


«आगमन का उल्लेख है जिसका पिछली आयत बही है जिसने निरक्षरो में एक रसूल भेजा में वर्णन 
है । परन्तु इस आयत के अन्त पर अल्लाह के वे चार गुणवाचक नामों का वर्णन नहीं किया गया जो 
आयत सं. 2 के अन्त पर वर्णित हैं, बल्कि केवल ' 'अज़्ीज़'' (पूर्ण प्रभुत्व वाला) और हकीम (परम 
विवेकशील) दो गुणवाचक नामों की पुनरावृत्ति की गई है । जिससे ज्ञात होता है कि जिस रसूल का 
आरम्भ में वर्णन है वह दोबारा स्वयं नहीं आएगा । बल्कि उसके किसी प्रतिरूप को भेजा जाएगा जो 
शरीअत वाला नबी नहीं होगा । दिलचस्प विषय यह है कि हज़रत ईसा अलै. के सम्बन्ध में भी 
अल्लाह के यही दो गुणवाचक नाम वर्णन हए हैं जैसा कि फर्माया : बल्कि अल्लाह ने अपनी ओर 
उसका उत्थान किया और निःसन्देह अल्लाह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) परम विवेकशील है । 
(अन निसा आयत ।59) 

इस आयत से सिद्ध होता है कि यह बात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्रथम 
आगमन से सम्बन्धित नहीं है । अन्यथा वह जिसे चाहता है उसको प्रदान करता है कहने की 
आवश्यकता नहीं थी । बल्कि इससे अभिप्राय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
द्वितीय आगमन है जो आप सल्ल. की दासता को स्वीकार करते हुए प्रकट होने वाले एक उम्मती 
नबी के रूप में होगा । यह सम्मान एक कृपा स्वरूप है अल्लाह जिसे चाहेगा उसे यह प्रदान कर 
देगा। वह बड़ा कृपालु और उपकार करने वाला है । इस अर्थ का समर्थन सही बुखारी' की इस 
हदीस से भी होता है कि इस आयत के पाठ करने पर सहाबा रज़ि. ने प्रश्‍न किया कि हे अल्लाह के 
रसूल ! वे कौन होंगे ? यह नहीं पूछा कि वह कौन उतरेगा ? बल्कि यह पूछा कि वह किन लोगों 
की ओर भेजा जाएगा । इस पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत सलमान 
फ़ारसी रज़ि. के कंधे पर हाथ रख कर फर्माया कि यदि ईमान सुरय्या (सितारे) पर भी चला 
जाएगा तो इन लोगों में से एक पुरुष अथवा कुछ पुरुष होंगे जो उसे सुरय्या से वापस धरती पर 
ले आएँगे । इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम स्वयं दोबारा नहीं आएँगे बल्कि आप सल्ल. का एक सेवक अवतरित होगा जो फ़ारसी मूल 
का व्यक्ति अर्थात अरब वासियों से भिन्न होगा । 





सूरः 62, अल-जुमुअः 


तू कह दे कि हे लोगो जो यहूदी बने हो! 
यदि तुम यह विचार करते हो कि सब 
लोगों को छोड़ कर एक तुम ही अल्लाह 
के मित्र हो, यदि तुम सच्चे हो तो मृत्यु 
की इच्छा करो ।7। 

और वे उस कारण कदापि उसकी इच्छा 
नहीँ करेंगे जो उनके हाथों ने आगे भेजा 
है । और अल्लाह अत्याचारियों को खूब 
जानता है ।8। 

तू कह दे कि निःसन्देह वह मृत्यु जिससे 
तुम भाग रहे हो वह तुम्हें अवश्य आ 
पकड़ेगी । फिर तुम परोक्ष और प्रत्यक्ष 
का स्थायी ज्ञान रखने वाले (अल्लाह) 
की ओर लौटाए जाओगे । फिर वह तुम्हें 
(उस की) सूचना देगा जो तुम किया 
करते थे ।9। (रुकू +) 

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो ! जब 
जुम्अः के दिन के एक भाग में नमाज़ के 
लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के स्मरण 
की ओर शीघ्रता पूर्वक आया करो और 
व्यापार को छोड़ दिया करो । यदि तुम 
ज्ञान रखते हो तो यह तुम्हारे लिए उत्तम 
है ।।0| 

फिर जब नमाज़ अदा की जा चुकी हो 
तो धरती में फैल जाओ और अल्लाह 
की कृपा को ढूँढो । और अल्लाह को 
बहुत याद करो ताकि तुम सफल हो 
जाओ ।॥|। 


और जब वे कोई व्यापार अथवा मन 
बहलावे (की बात) देखेंगे तो उसकी 


|।!| पारः 28 
i MS GE (४ 
EN 352 ET 25 

OB SO oN 
DEB STAGES 
०७००५ 54५ 


५ (७ दे Ld » 5८६7५ ६३ | 33) rf us 
I CEVYSE BEES CIA NIMC 
म ~ ०६० 5-2 pe 54 
od | le ८ | Os 55 pe) ils 

~ 


~ 
| 

ध 08४: 72% See ` ISS uA (६5) § | ~ 
१ (१ 9-०० ०.५ हद SECS kd 

L] 5 Dre 2° [ 


Pees ~ ३।% TAZ) > [ 
5 AAG SEAT 23॥ ४ 
~ ~ पा; ~ ~ ++ + 


g 
2S GZ 


Feo 2 F2% ह | bas x7 
७) » | 2० > ०० Ell 9939 


4 9 rE ७ Fe iS 
33S 53.) It 
blobs lil IY 
IS ES 40 95535 


© (0 ) a \ १ 
BS EEN EEE 


पार; 28 


सूरः 62, अल-जुमुअः 


ओर दौड़ पड़ेंगे और तुझे अकेला खड़ा +£ ५ ६. Gs MRE CEE 
हुआ छोड़ देंगे । तू कह दे कि जो _ 

अल्लाह के पास है वह मन बहलावे > 9 5०७५6१29 9७2 
और व्यापार से अत्युत्तम है । और 
अल्लाह जीविका प्रदान करने वालों में OEY 
सर्वोत्तम है ।।2। (रुकू > ) 


७३ 


x ft 


|!| 


63- सूरः अल-मुनाफ़िकून 


यह सूरः मदीना में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।2 आयते हैं । 

इसका आरम्भ ही इस बात से किया गया है कि जिस प्रकार इस युग में कुछ 
मुनाफ़िक़ कसमें खाते है कि तू अवश्य अल्लाह का रसूल है जबकि अल्लाह भली प्रकार 
जानता है कि वास्तव में तू अल्लाह का रसूल है परन्तु अल्लाह यह भी गवाही देता है कि 
मुनाफ़िक़ झूठे हैं । इसी प्रकार अंत्य युगीनों के समय मुसलमानों की बड़ी संख्या की यही 
अवस्था हो चुकी होगी । वे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अपने ईमान 
को प्रकट करने में क़समें तो खाएँगे परन्तु अल्लाह तआला इस बात पर गवाह होगा कि 
वे केवल मुँह की क़समें खाते हैं और ईमान की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरे नहीं 
करते । 

इसी सूरः में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में उत्पन्न होने 
वाले मुनाफिकों के नेता अर्थात्‌ अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सुलूल का उल्लेख हुआ है कि 
किस प्रकार उसने एक युद्ध से वापसी पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
स्पष्ट रूप से अत्यन्त तिरस्कार किया था । यहाँ तक कि अपने बारे में मदीना-वासियों में 
सबसे अधिक सम्माननीय होने का दावा किया और इसके विपरीत हज़रत मुहम्मद सल्ल. 
के बारे में अपमान जनक शब्द बोलते हुए यह दावा किया कि मदीना जाने पर वह 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को मदीना से निकाल देगा । अल्लाह के विधान ने जो कुछ 
दिखाया वह इसके बिल्कुल विपरीत था । हज़रत मुहम्मद सल्ल. ने क्षमा का महान 
आदर्श प्रदर्शित करते हुए सामर्थ्य रखते हुए भी उसको मदीने से बाहर नहीं निकाला और 
उसके अन्तिम श्वास तक उसके लिए अल्लाह से क्षमायाचना करते रहे, यहाँ तक कि 
अन्ततः अल्लाह तआला ने आदेश देकर मना कर दिया कि भविष्य में कभी उसकी कब्र 
पर खड़े होकर उसके लिए क्षमा की दुआ न किया करें । 


ऋज्र 


न न 


९ “९ १° ९८ 
° AT कं HM भा: 





RIT SEE 








अ क जेट हे 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
जब मुनाफ़िक तेरे पास आते हैं तो कहते 


हैं, हम गवाही देते हैं कि तू अवश्य % 


अल्लाह का रसूल है । जबकि अल्लाह 
जानता है कि तू निःसन्देह उसका रसूल 
है । फिर भी अल्लाह गवाही देता है कि 
मुनाफ़िक़ अवश्य झूठे हैं ।2।* 

उन्होंने अपनी क़समों को ढाल बना रखा 
है । अतः वे अल्लाह के मार्ग से रोकते 
हैं। जो वे कर्म करते हैं निश्चित रूप से 
बहुत बुरा है ।3। 


यह इस कारण है कि वे ईमान लाए फिर 
इनकार कर दिया तो उनके दिलों पर 
मुहर कर दी गई । अतः वे समझ नहीं 
रहे ।4। 

और जब तू उन्हें देखता है तो उनके 
शरीर तेरा दिल लुभाते हैं और यदि वे 
कुछ बोलें तो तू उनकी बात सुनता है । 
वे ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के सहारे चुनी 
हुई सूखी लकड़ियाँ । वे बिजली की हर 
कड़क को अपने ही ऊपर (कड़कता 
हुआ) समझते हैं । वही शत्रु हैं, अतः 





"३८ ५, a ER 6 ER ER 4 . * ८०" है. ८ ER * ८" ER ° ER * 2" * ८" हि. ३ हि. Rd 
A A A A A A A A A A A A A A A A A HAS NA, A 


Co र्‌ 4 Zio ५ (>> +£ 6» हर 
CB 0) Se 4058 N34 

55 EE | ~ 

OOH 


RY 


LF | 329 60) | 9:93) 
HES GEC A) ५0 ds 
© Gl ~ x) 


Fs SB I ! 
>>. Joa | Fee _ < > 
~ नी 


~ Es | 22% 
५429 | 
नी 


RR Uk 


eV sg 

2g Ds Es 
» 27:०5 FS 5) 5 er &) 5 
>> 29८ ६ | 9 5 0) 9 
NE i CEES REF 
5 5752 350 "५ ह इन 2 2 FE EI 





: कुछ लोग मुँह से सच्चाई स्वीकार करते हैं जो वास्तव में ठीक होती है परन्तु इसके बावजूद उनके 
दिल में इनकार होता है इसलिये अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
सूचित कर दिया कि वे बात सच्ची कर रहे हैं परन्तु उनका दिल झुठला रहा है । 


सूरः 63, अल-मुनाफ़िकून 


उन (के अनिष्ट) से बच । उन पर 
अल्लाह की लानत हो । वे किधर उल्टे 
फिराए जाते हैं ।5। 

और जब उन्हें कहा जाता है कि आओ ! 
अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए क्षमा 
याचना करे, वे अपने सिर मोड़ लेते हैं । 
और तू उन्हें देखता है कि वे अहंकार 
करते हए (सच्चाई को स्वीकार करने) 
से रुक जाते हैं ।6। 

चाहे तू उनके लिए क्षमा याचना करे 
अथवा उनके लिए क्षमा याचना न करे 
उन के लिए बराबर है । अल्लाह उन्हें 
कदापि क्षमा नहीं करेगा । निःसन्देह 
अल्लाह दुराचारी लोगों को हिदायत 
नहीं देता ।7। 

यही वे लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग 
अल्लाह के रसूल के निकट रहते हैं उन 
पर खर्च न करो, यहाँ तक कि वे भाग 
जाएँ । हालाँकि आकाशों और धरती के 
ख़ज़ाने अल्लाह ही के हैं, परन्तु 
मुनाफिक़ समझते नहीं ।8। 

वे कहते हैं यदि हम मदीना की ओर 
लौटेंगे तो अवश्य वह जो सबसे अधिक 
सम्माननीय है उस को जो सबसे 
अधिक नीच है, उसमें से निकाल बाहर 
करेगा । हालाँकि सम्मान सब का सब 
अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों 
का है, परन्तु मुनाफ़िक लोग जानते 
नहीं ।9। (रुकू उ ) 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! तुम्हें 
तुम्हारी धन-सम्पत्ति और तुम्हारी 


gS Foes ose NE 


SES 5६% 59% 0525 


DE 


Ba JSST Fb ee ५२८ ८0628 

se) द FE Ly ह 5 [a FE 
Oi} 2 कर £55 277% § 

ON EY IS) 


5 ~ uk > ७ ४8%; 34७” 354 
pt Voc 
% Zh ८2, ५ ~ न! 9.2, 2 
40 3 gas, 5०50! soe 
i hz + Xflz i) फ 
0०9 ०० 39 ०-०१००| 2 
(9) ED ट २7 % Os) 2 00 + | र 
७०४७६: YU 


दी ८४४ ३४०४5 


है। हम ४८2 (2095 हल हि ् ~ 
403 ON ६५ SEN a 


RZ 2 


DE PR 3 POY 5 ठ iA 
ONC sls ४ 95 55) 
र Og sa 


~ 


Moa see SG 


सूरः 63, अल-मुनाफिकून 


संतान अल्लाह के स्मरण से विस्मृत न 
कर दें । और जो ऐसा करें तो यही हैं जो 
हानि उठाने वाले हैं ।।0। 
और उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें 
दिया है इससे पूर्व कि तुम में से किसी 
पर मृत्यु आ जाए तो वह कहे, हे मेरे 
रब्ब ! काश तूने मुझे थोड़े समय तक 
ढील दी होती तो मैं अवश्य दान देता 
और नेक कर्म करने वालों में से बन 
जाता ।।| 
और अल्लाह किसी जान को जब उसका 
निश्चित समय आ पहुँचा हो कदापि 
ढील नहीं देगा । और अल्लाह उससे जो 
तुम करते हो सदा अवगत रहता है ।।2। 
(रुकू नदृ) 


Il25 पार: 28 
2८5 A SEELEY ४५ 
OUI SBE ५७८७५ «८ 


Ook ८७८४६ 
RAED CIHIEAEND GRRE 
A 

ह ७89: Cys 


‘६ 


||! 
64- सूरः अत-तगाबुन 


यह सूरः मदनी है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।9 आयें हैं । 

इस सूरः का आरम्भ भी सूरः अल्‌ जुमुअः की भाँति अरबी वाक्य युसब्बिह्‌ 
लिल्लाहि मा फिस्मावाति व मा फिल अर्ज़ि (आकाशों और धरती में जो कुछ है 
अल्लाह ही का गुणगान कर रहा है) से होता है । इस सूरः में भी अल्लाह तआला के 
गुणगान उल्लेख करते हुए यह वर्णन किया गया है कि धरती व आकाश और जो कुछ 
उनमें है, अल्लाह का गुणगान कर रहा है । जैसा कि सब गुणगान करने वालों से बढ़ कर 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला का गुणगान किया । 
अतः कैसे संभव है कि उस महान गुणगायक का कोई अपमान करे और अल्लाह उस 
व्यक्ति को अपने क्रोध का निशाना न बनाए । 

सूरः अल्‌ जुमुअः में अंत्ययुग में जिस एकत्रिकरण का वर्णन है उसके बारे में यह 
भविष्यवाणी कर दी गई कि वह तग़ाबुन अर्थात खरे-खोटे के बीच प्रभेद कर देने वाला 
दिन होगा । 

उस समय जो कि धर्म की सहायता के लिए अधिकता पूर्वक अर्थदान का समय 
होगा, उन सभी अर्थदान करने वालों को यह शुभ-समाचार दिया गया है कि जो कुछ भी 
वे निष्ठापूर्वक अल्लाह तआला के मार्ग में खर्च करेंगे उसको अल्लाह तआला स्वीकार 
करते हुए उसका बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेगा । 

प्र 


सूरः 64, अत-तग़ाबुन 











#७70 3 








जे न न जड़ Eo 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
आकाशों और धरती में जो कुछ है 
अल्लाह ही का गुणगान कर रहा है । 
उसी का साम्राज्य है और उसी की सब 
स्तुति है । और वह प्रत्येक वस्तु पर जिसे 
वह चाहे स्थायी सामर्थ्य रखता है ।2। 
वही है जिसने तुम्हें पैदा किया । अतः 
तुम में से काफ़िर भी हैं और मोमिन 
भी। और जो तुम करते हो । उस पर 
अल्लाह गहन दृष्टि रखने वाला है ।3। 
उसने आकाशों और धरती को सत्य के 
साथ पैदा किया । और तुम्हारी आकृति 
बनाई और तुम्हारे रूप बहुत सुन्दर 
बनाए और उसी की ओर लौट कर जाना 
है ।4। 

वह जानता है जो आकाशों और धरती में 
है । और (उसे भी) जानता है जो तुम 
छिपाते हो और जो तुम प्रकट करते हो । 
और अल्लाह सीनों की बातों को सदैव 
जानता है ।5। 

क्या तुम तक उन लोगों की सूचना नहीं 
पहुँची जिन्होंने पहले इनकार किया था। 
अतः उन्होंने अपने निर्णय का 
दुष्परिणाम भोग लिया । और उनके 
लिए बहुत पीड़ाजनक अज़ाब 
(निश्चित) है ।6। 


Ea EA न 9 “° 





hs Cr EA] 9) 


UVB ७३ NGL | 
E83 lsd 


STE HASHES 
pte 5६ + ट्र्द 

OO |9 (8३4 
ETE 
AI ०5592 CS 255 9.23 
Oss 


ioe 27 sos jo) |] NE toe हक! T 27 
pF 9 | ४ ४४८ /४+० i > ~ 

9 Oo Gs 63> 8५ 

७ ysl -० ५५ 


दर 22 


RAEN SAD] 


७३.०३ ८ ५३ ४-७ ४5 
OAS 


सूरः 64, अत-तग़ाबुन 


यह इस कारण है कि उनके पास उनके 
रसूल स्पष्ट चिह्णों के साथ आया करते थे 
तो वे कहते थे कि क्या हमें मनुष्य 
हिदायत देंगे ? अतः उन्होंने इनकार 
किया और मुँह फेर लिया और अल्लाह भी 
बेपरवा हो गया । और अल्लाह निस्पृह 
(और) प्रशंसा का अधिकारी है ।7। 

वे लोग जिन्होंने इनकार किया धारणा 
कर बैठे कि वे कदापि उठाए नहीं 
जाएँगे। तू कह दे, क्यों नहीं । मेरे रब्ब 
की क़सम ! तुम अवश्य उठाए जाओगे । 
फिर जो तुम करते थे उससे अवश्य 
सूचित किये जाओगे । और अल्लाह पर 
यह बहुत आसान है ।8। 

अतः अल्लाह पर और उसके रसूल पर 
और उस नूर पर ईमान ले आओ जो 
हमने उतारा है । और जो तुम करते हो 
अल्लाह उससे सदा अवगत रहता है ।9। 

जिस दिन वह तुम्हें एकत्रित होने के दिन 
(उपस्थित करने) के लिए इकट्ठा करेगा। 
यह वही हार-जीत का दिन है । और जो 
अल्लाह पर ईमान लाए और नेक कर्म 
करे वह उससे उसकी बुराइयाँ दूर कर 
देगा और उसे ऐसे स्वर्गो में प्रविष्ट करेगा 
जिनके दामन में नहरें बहती हैं । वे 
उनमें सदैव रहेंगे । यह बहुत बड़ी 
सफलता है ।0। 


और वे लोग जिन्होंने इनकार किया और 
हमारी आयतों को झुठला दिया, ये ही 
आग (में पड़ने) वाले हैं । वे लम्बे समय 


पारः 28 


5 2 Rk 54 i 
FEISS CRIES 
७55६ TIE cil) 
iby ३ 40: 5 ५०५७ 22 TES 
4 |9 4 | CS ~ 3 | 9 9 9 |3 ०७ 


Fs >> 


OSS 


~ ०८८. 


BES RANIIES IES 
on 


® De 4 | uk < >_9 Fei BN 


EAE मद 220 00 60 ५ 


रद 


Og abs Es] 


LAMENT 
Usb te fis Lg 
disses iE is 
fu leo pe 
SME no ANS 
Cr 

Ey 53S CNS 
६३ CN <03| 


सूरः 64, अत-तग़ाबुन 


तक उसमें रहेंगे और (वह) बहुत ही 
बुरा ठिकाना है ॥।।। (रुकू उङ) 
अल्लाह की आज्ञा के बिना कोई विपत्ति 
नहीं आती । और जो अल्लाह पर ईमान 
लाए वह उसके दिल को हिदायत प्रदान 
करता है । और अल्लाह प्रत्येक वस्तु का 
स्थायी ज्ञान रखता है ।2। 

और अल्लाह का आज्ञापालन करो और 
रसूल का आज्ञापालन करो, फिर यदि 
तुम मुँह मोड़ लो तो (जान लो कि) 
हमारे रसूल पर केवल संदेश को स्पष्ट 
रूप से पहुँचा देना है ।।3। 

अल्लाह (वह है कि उस) के सिवा कोई 
उपास्य नहीं । अत: चाहिए कि मोमिन 
अल्लाह ही पर भरोसा करें ।।4। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! नि:सन्देह 
तुम्हारी पत्नियों में से और तुम्हारी 
संतान में से कुछ तुम्हारे शत्रु हैं । अतः 
उनसे बच कर रहो । और यदि तुम माफ़ 
करो और दरगुज़र करो और क्षमा कर दो 
तो निःसन्देह अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है 5 

तुम्हारे धन और तुम्हारी संतान केवल 
परीक्षा (स्वरूप) हैं | और वह अल्लाह 
ही है जिसके पास बहुत बड़ा प्रतिफल 
है ।6।* 


||! 


) E > f 7 
f (0) न द t US 
पट | ® ~ ~ | Cr 2 > 


b है कस § ७७, 2 i > शः | 
as Ysa DLs) 


7Z ०० “४ 


Lol OM tsa ats 
oo 6:57 Lf (६ ६575 
ह ~ ~) (NE ICR SHS 


CN 
BFEIGES SYA Sail 
00४५ 


[Ce > 4 2 [5:5 ६4» Ee ¥>Tz 
eI 5 ESC pee | AS Ys 9 
g (६ 2% »7& 2 [3०८ ०६४2० ०४ 2 ~ 
SIUEIS LEIS BN 


छह. 
4०4% 


(2 कक bss 


2 + 2 2 ¥aT7 ~) र ~ 3 
333 ESN } 5), 
Ob 3 55-240॥5 





$ इस आयत में संतान की ओर से जिस विपत्ति का वर्णन है उसका यह अर्थ नहीं कि वे माता-पिता को 
खुल्लम-खुल्ला विपत्ति में डालेंगे बल्कि अपने परिजनों के द्वारा मनुष्य परीक्षा में डाला जाता है । 
और जो इस परीक्षा में असफल हो जाए वह विपत्ति में पड़ जाता है । 


सूरः 64, अत-तग़ाबुन 


जहाँ तक तुम्हें, अल्लाह का तक़वा 
धारण करो और सुनो तथा आज्ञापालन 
करो और खर्च करो (यह) तुम्हारे लिए 
उत्तम होगा । और जो मन की कृपणता 
से बचाए जाएँ, तो वे लोग सफल होने 
वाले हैं ।।7। 


और यदि तुम अल्लाह को उत्तम ऋण 
दोगे (तो) वह उसे तुम्हारे लिए बढ़ा 
देगा और तुम्हें क्षमा कर देगा । और 
अल्लाह बड़ा गुणग्राही (और) 
सहनशील है ।।8। 


(वह) अदृश्य और दृश्य का स्थायी ज्ञान 


रखने वाला, पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) 
परम विवेकशील है ॥9। (रुकू +7 ) 


पारः 28 


als Bl G ls 
+ 5 2 A ZF ईट Fn sh Tz 
0 Ye | 94s 9 Jab | 


a 2x 2 
५० ३ ~ 5% 25 AZ 
~ 


x 2 Sk i i Fp 5 
BE ELIT OTN EY NB 


(9 6 Fa] A , ३2१ | 


2 | 


छोड 


22022] (८2 हे ६4% 2 
x [ER )_)-9 | (9०) () | 


2 


३\ ॐ 


! ना b डा 43 + 7 i ~) £ 
4 9 9 ८ 
७2:& 


ः EE के > i ~ ez ७) Gio ee 
SSL 2 || 250६७ 9.2 2) ० 


||} 
65- सूरः अत-तलाक़ 


यह सूरः मदनी है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।3 आयें हैं । 

इसका नाम सूर: अत-तलाक है और इसमें आरम्भ से लेकर अन्त तक तलाक से 
संबंधित विभिन्न विषयों का वर्णन है । 

पिछली सूरः से इस सूरः का प्रमुख संबंध यह है कि इसमें हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक ऐसे नूर के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो 

अन्धकारों से प्रकाश की ओर निकालता है । यही वह नूर है जो अंत्ययुग में एक बार फिर 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत के उन लोगों को अंधेरों से 
निकालेगा जो सांसारिक अंधकारों में भटकते फिर रहे होंगे । अंधेरों से निकलने के 
विषयवस्तु में दुराचारपूर्ण जीवन से निकल कर पवित्रता पूर्ण जीवन में प्रविष्ट होने का 
भावार्थ बहुत महत्व रखता है । अर्थात्‌ आस्था के अन्धकारों से भी वह बाहर निकालेगा 
और कर्म के अन्धकारों से भी निकालेगा । अतएव सूर: अत्‌-तलाक में हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में कहा गया कि यह रसूल तो सिर से पाँव तक 
अल्लाह के स्मरण का प्रतीक है और स्मरण ही के परिणाम स्वरूप नूर प्राप्त होता है । 
इसी स्मरण के परिणाम स्वरूप ही अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को यह महत्ता प्रदान की कि आप सल्ल. पूर्ण रूपेण नूर बन गए और अपने 
सच्चे सेवकों को भी प्रत्येक प्रकार के अन्धकार से प्रकाश की ओर निकाला । 

इस सूरः में एक और ऐसी आयत है जो धरती और आकाश के रहस्यों पर से 
आश्चर्यजनक रूप से पर्दा उठाती है । जिस प्रकार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम स्वयं अंधैरों से निकालने वाले थे, उसी प्रकार आप सल्ल. पर वह वाणी उतारी 
गई जो ब्रह्मांड के अन्धकारों और रहस्यों पर से पर्दे उठा रही है । जहाँ कुरआन करीम में 
बार-बार सात आकाशों का उल्लेख है वहाँ यह भी कह दिया गया कि सात आकाशों की 
भाँति सात धरतियाँ भी सृष्टि की गई हैं । परन्तु अल्लाह ही भली प्रकार जानता है कि 
किस प्रकार उन धरतियों पर बसने वालों पर वहइ उतरी और किन किन अंधेरों से उनको 
मुक्ति प्रदान की गई । अभी तक ब्रह्मांड की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को इस 
विषयवस्तु के आरम्भ तक भी पहुँच प्राप्त नहीं हुई । परन्तु जैसा कि बार-बार प्रमाणित 
हो चुका है कि कुरआन के ज्ञान एक अक्षय स्रोत की भाँति असीमित हैं और भविष्य के 
वैज्ञानिक इन विद्याओं की एक सीमा तक अवश्य जानकारी पाएँगे । 

OAR 


सूरः 65, अत-तलाक़ 











जे5 हेड आह औंड अंडे ` 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

हे नबी ! जब तुम (लोग) अपनी 
पत्नियों को तलाक दिया करो तो उनको 
उनकी (तलाक की) इद्दत के अनुसार दो 
और इद्दत की गणना रखो और अल्लाह, 
अपने रब्ब से डरो । उन्हें उनके घरों से न 
निकालो और न वे स्वयं निकलें सिवाए 
इसके कि वे खुली-खुली अश्लीलता में 
पड़ जाये । और यह अल्लाह की सीमाएँ 
हैं । और जो भी अल्लाह की सीमाओं का 
उल्लंघन करे तो निःसन्देह उसने अपनी 
जान पर अत्याचार किया । तू नहीं 
जानता कि संभवत: इसके बाद अल्लाह 
कोई (नया) निर्णय प्रकट कर दे ।2। 
अत: जब वे अपनी निर्धारित अवधि को 
पहुँच जाएँ तो उन्हें समुचित ढंग से रोक 
लो अथवा उन्हें समुचित ढंग से अलग 
कर दो । और अपने में से दो न्याय- 
परायण (व्यक्तियों) को साक्षी ठहरा लो 
और अल्लाह के लिए साक्ष्य स्थिर करो । 
यह वह विषय है जिसका प्रत्येक उस 
व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है जो 
अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान 
लाता है । और जो अल्लाह से डरे उसके 
लिए वह मुक्ति का कोई मार्ग बना देता 
है ।3। 


A, /%+, 





, ER PR SR SR Sl आटा 55 आटा 582 550 RR 
AS, झट % ५ A) A) HS ec i ५ ys. 


be oes ale 


८ | 5 

SUN Si || ON EG 
€ Dr & 35s ई 
3) | 2 9 Cr (9 9०) 


{ao PAPE 58 < 
Ey OR > Y ssl |sal9 
4% 2 ir f | ~ 22 CY | 


OSL | YS ED, २८२ 


RSX 


ना + ७” w* & 
all 2१> OU हट RE 


~ 


छा 


ळू 


lb 


~ 22 ५७० “9५५७ 2 


> 2 __> 


> ~ हु Fe) 2 2 by 2 75 
4) Se) Se) 4 555 
©) | | 5] ४ 27 


FCS RIA 


~ 2 
WR 5° + 52RD 


9 ४०२ A 9) ७ 9 | ५39 ४०२ 
FESR 
oly Lig) 4455s) 


56277 RE PET 
५४ ८४७ PN 


सूरः 65, अत-तलाक़ 


और वह (अल्लाह) उसे वहाँ से जीविका 
प्रदान करता है जहाँ से वह सोच भी 
नहीं सकता । और जो अल्लाह पर 
भरोसा करे तो वह उसके लिए पर्याप्त 
है। निःसन्देह अल्लाह अपने निर्णय को 
पूरा करके रहता है । अल्लाह ने हर चीज़ 
की एक योजना बना रखी है ।4। 

और तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक 
धर्म से निराश हो चुकी हों यदि तुम्हें 
शंका हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है 
और उनकी भी जो रजवती नहीं हुई । 
और जहाँ तक गर्भवतियों का संबंध है 
उनकी इद्वत प्रसव समय तक है । और 
जो अल्लाह का तक़वा धारण करे 
अल्लाह अपने आदेश से उसके लिए 
सरलता पैदा कर देगा ।5। 

यह अल्लाह का आदेश है जो उसने 
तुम्हारी ओर उतारा । और जो अल्लाह 
से डरता है वह उससे उसकी बुराइयाँ दूर 
कर देता है । और उसके प्रतिफल को 
बहुत बढ़ा देता है ।6। 

उनको (वहीं) रखो जहाँ तुम (स्वयं) 
अपने सामर्थ्य के अनुसार रहते हो । और 
उन्हें कष्ट न पहुँचाओ ताकि उन पर 
जीवन-निर्वाह कठिन कर दो । और यदि 
वे गर्भवती हों तो उन पर खर्च करते रहो 
जब तक कि वे अपने प्रसव से मुक्त न हो 
जाएँ । फिर यदि वे तुम्हारे लिए 
(तुम्हारी संतान को) दूध पिलाएँ तो 
उनका पारिश्रमिक उन्हें दो | और अपने 
बीच न्यायोचित ढंग से सहमति का 


er) 5 725% 


(१२५2 


EBs) 


CAS 277% 


Z 2 3.2 ४ 5 
© en १242 a) SS 


ir §277 bs 


20 
2 So > 


#> Td? 


INS oss 
(४2 FE SS |, 
OI) 


ल SS 


ASSES CA CS 2 gs 
[9220 ISLS Ys) 
(० ०४३ Pe ६ sgl 
Beds eel is 


ES) E 


~ 


ISIE D SE 


OR | A> 


सूरः 65, अत-तलाक़ 


वातावरण उत्पन्न करो । और यदि तुम 
(समझौता करने में) एक दूसरे से 
परेशानी अनुभव करो तो उस (शिशु को 
पिता) की ओर से कोई अन्य (दूध 
पिलाने वाली) दूध पिलाए ।7। 

चाहिए कि धनवान अपने सामर्थ्य के 
अनुसार खर्च करे और जिस की 
जीविका कम कर दी गई हो तो जो भी 
अल्लाह ने उसे दिया है वह उसमें से 
खर्च करे । अल्लाह कदापि किसी जान 
को उससे बढ़ कर जो उसने उसे दिया 
हो । कष्ट नहीं देता अल्लाह हर तंगी 
के पश्चात एक आसानी अवश्य पैदा 
कर देता है ।8। (रुकू न ) 

और कितनी ही ऐसी बस्तियाँ हैं जिन्होंने 
अपने रब्ब के आदेश की और उसके 
रसूलों की भी अवज्ञा की तो हमने उनसे 
एक बहुत कड़ा हिसाब लिया और उन्हें 
बहुत कष्टदायक अज़ाब दिया ।9। 

अतः उन्होंने अपने निर्णय का 
दुष्परिणाम भोग लिया और उनके कर्मो 
का परिणाम घाटा उठाना था ।।0। 
अल्लाह ने उनके लिए अत्यन्त कठोर 


अज़ाब तैयार कर रखा है | अत: अल्लाह ६८३ ह ठ 
का तक़वा धारण करो । हे बुद्वधिमानो जो ६ 2” C2 


ईमान लाए हो ! अल्लाह ने तुम्हारी ओर 
एक महान अनुस्मारक अवतरित किया 
है ।! | 

एक रसूल के रूप में, जो तुम पर अल्लाह 
की स्पष्ट कर देने वाली आयतें पाठ 
करता है ताकि उन लोगों को जो ईमान 


पारः 28 


22 * 


> ~ * ०9 g27 Do 
9 3 9 xe A 95 9 


{2 RTL 


ON Eg RBIS 
(2 COANE 
“404४६, अ FS 
Cle sl 20 2 


>>, 
RE] 


oD >> >८ ऊ जज 
INA? 


ZZ bd 
i 


FEY Z a, s 4 i 
40॥ २४5७ 30900 «न | 


Ld 


[A 
~ 
है| हक + ९0१ 4 x < १2% 
soz ७ De > ० pd 25 


SANE NE «८! 


सूरः 65, अत-तलाक़ 


लाए और नेक कर्म किए, अंधकारों से 
प्रकाश की ओर निकाले । और जो 
अल्लाह पर ईमान लाए और नेक कर्म 
करे वह उसे ऐसे स्वर्गो में प्रविष्ट करेगा 
जिनके दामन में नहरें बहती हैं । वे 
उनमें सदैव निवास करने वाले हैं । 
उसके लिए (जो नेक कर्म करता है) 
अल्लाह ने निःसन्देह बहुत अच्छी 
जीविका बनाई है ।2।* 

अल्लाह वह है जिसने सात आकाश पैदा 
किए और उन के अनुरूप धरती भी 
(पैदा की) । (उसका) आदेश उन के 
बीच अधिकता पूर्वक उतरता है । ताकि 
तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर, 
जिसे वह चाहे स्थायी सामर्थ्य रखता है । 
और अल्लाह ज्ञान की दृष्टि से हर चीज़ 
को घेरे हुए है ।।3। (रुकू उ ) 


||} 


पारः 28 
i 5 4 र 

Gye 09 HNO Ny 
| 2 > (६ ? (३ 277 ही! 

iD Bo ४5५0४ 

Cs हर 2% 55 42. 2, 24 

BRN YN ६४४ ८१ Gs 


८६ , Ilr 35 4 
oko TE SE 
~ 42 अना 2 ६८८. + Salis 2 श्र 5 
Oe VO («८2५०४ ७! 





* आयत सं. ।।, ।2 : इन आयतों से निश्चित रूप से यह प्रमाणित होता है कि अरबी शब्द नुज़ूल से 
यह अभिप्राय नहीं कि कोई भौतिक शरीर के साथ आकाश से उतरता है । नुज़ूल का अर्थ अल्लाह 
ताअला की ओर से उत्कृष्ट नेमत का प्रदान होना है । इस प्रकार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को साक्षात अल्लाह का स्मरण और रसूल कह कर आप सल्ल. की श्रेष्ठता दूसरे सब 


नबियों पर सिद्ध कर दी गई है । 


||} 


66- सूरः अत-तहरीम 


यह सूरः मदनी है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।3 आयें हैं । 

पिछली सूरः में ब्रह्माण्ड के जिन महत्वपूर्ण रहस्यों का वर्णन है कि वे हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरने वाली पुस्तक में खोले गए हैं | अब इस 
सूरः में कुछ छोटे-छोटे रहस्यों का भी उल्लेख है । इस प्रकार बड़े-बड़े रहस्य भी 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सर्वज्ञ अल्लाह की ओर से खोले गए 
और छोटे-छोटे रहस्य भी उस सर्वज्ञ की ओर से आप सल्ल. पर खोले गए । अतः इन 
अर्थो में इस सूर: का पिछली सूरः से यह सम्बन्ध स्थापित होता है कि यह अद्भुत 
पुस्तक है कि छोटे से छोटे रहस्य को भी और बड़े से बड़े रहस्य को भी अपने 
अन्दर समोए हए है । यही आयतांश सूरः अल-कहफ़ आयत 50 में वर्णित है । 

इस सूरः में विशुद्ध प्रार्याश्‍्चित का विषय वर्णन कर के हज़रत मुहम्मद सल्ल. के 
सेवकों को यह आदेश दिया गया है कि यदि वे सच्चे मन से प्रायश्चित करेंगे तो अल्लाह 
तआला इस बात पर समर्थ है कि उनके सभी छोटे और बड़े पापों को क्षमा कर दे । इस 
प्रायश्चित के स्वीकृत होने का यह चिह्न बताया गया है कि ऐसे प्रायश्चित करने वालों 
के सुधार का आरम्भ हो जाएगा और दिन प्रति दिन वे पाप छोड़ने का सामर्थ्य प्राप्त 
करेंगे और उनकी सभी बुराइयाँ अल्लाह तआला उनसे दूर कर देगा । यह बुराइयों को दूर 
करने का समय वास्तव में उस नूर के कारण प्राप्त होगा जो उन्हें प्रदान किया जाएगा । 
जैसे अन्धकार में चलने वाला प्रकाश से ज्ञात कर लेता है कि क्या-क्या ख़तरे आने वाले 
हैं । अतः (आयत :9) उनका नूर उनके आगे आगे तेज़ी से चलेगा से यह अभिप्राय है 
कि वह अल्लाह उनका मार्ग दर्शन करता चला जाएगा । इसी प्रकार इस आयत के शब्द 
(वह नूर) उनके दाहिनी ओर भी चलेगा से यह संकेत प्रतीत होता है कि बुराई करने 
वाले लोगों को कोई नूर प्रदान नहीं किया जाता जो बायीं हाथ वाले लोग कहलाते हैं । 
केवल उन्हीं को नूर प्राप्त होता है जो सदा हर बुराई के मुक़ाबले पर नेकी को 
प्राथमिकता देते हैं और यही लोग हैं जिनको नेकी पर स्थिर रहने के लिए वह नूर मिलेगा 
जो उन्हें दुढ़ता प्रदान करेगा । 

इस सूरः के अंत में उन दो अभागिन स्त्रियों का दृष्टान्त उल्लेख किया गया है जो 
नबियों के परिवार में शामिल होने के बावजूद कर्मतः अपनी उत्तरदायित्व निभाने में 
सदाचारिणी न थीं । फिर उन दोनों के विपरीत दो अत्यन्त पुण्यवती स्त्रियों का भी 
उल्लेख है । उनमें से एक बड़े अत्याचारी और अल्लाह के घोर शत्रु की पत्नी थी । फिर 
भी उसने अपने ईमान की सुरक्षा की । और दूसरी स्त्री हज़रत मरियम अलैहा. का वर्णन 


|] | 





है जिनको अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह अलै. के रूप में एक चमत्कारी पुत्र प्रदान 
किया। यह पुत्र-लाभ किसी निजी कामना के कारण नहीं हुआ था । फिर अन्तिम आयत 
में वर्णन किया गया कि अल्लाह तआला मुहम्मदी उम्मत में पैदा होने वाले एक सच्चे 
और पवित्र व्यक्ति को भी यही चमत्कार दिखाएगा कि उसको आध्यात्मिक रूप से उच्च 
पद प्राप्त करने की कोई लालसा नहीं होगी बल्कि वह विनीतता का मूर्तिमान होगा, 
अल्लाह तआला उसमें अपनी रूह प्रविष्ट करेगा जिसके परिणामस्वरूप उसे एक और 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व में परिवर्तित कर दिया जाएगा । जो हज़रत ईसा अलै. के समरूप 
होगा । जैसा कि फर्माया फ़ नफ़ख़ ना फीहि मिरूहिना अर्थात अल्लाह तआला उस 
मोमिन पुरुष में अपनी रूह अर्थात वाणी फूँकेगा । 
SAO 


८ ् 





Z 
£ Z 
2 Berl 





।5) 3 





“ न न 


A NN NN A NR A 





हर EEE 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 


बार-बार दया करने वाला है ।।। 
उसे क्यों ध et ४2४0) iF PE द rf GE 
हे नबी ! तू (उसे) क्यों अवैध ठहरा द|, (| esl SUE 


९ हेड ग हेड 32 श्र 


रहा है जिसे अल्लाह ने तेरे लिए वैध हे 
ठहराया है । तू अपनी पत्नियों की 
प्रसन्तता चाहता है और अल्लाह अत्यंत 
क्षमाशील (और) बार-बार दया करने 
वाला है ।2।* 

अल्लाह ने तुम पर अपनी कसमें तोड़ना 
अनिवार्य कर दिया है । और अल्लाह 
तुम्हारा स्वामी है और वह सर्वज्ञ (और) 
परम विवेकशील है ।3। 


RZ 
© o>) DE 


E कक tall & ~) ~ x 4.5५ 57% 
किक खा । छह 4४ Sl oS 
OAL र i el हम sz ।89 2 272 


और जब नबी ने अपनी पत्नियों में से 
किसी से गोपनीयता के साथ एक बात 
कही । फिर जब उसने वह बात (आगे) 


tlio ISN NS 


DIP <द Co 


bso Ex 


बता दी और अल्लाह ने उस (अर्थात्‌ 
नबी) पर वह (विषय) प्रकट कर दिया 


* इस विवाद में पड़ने की तो आवश्यकता नहीं कि कौन सी वस्तु पत्नियों को अप्रिय थी जिसे अल्लाह 
के रसूल सल्ल. ने उनके लिए अपने ऊपर अवैध ठहराया । वह जो भी वस्तु थी अल्लाह तआला ने 
उसे वैध घोषित कर दिया है । इस प्रकार यह आदेश है कि अल्लाह तआला ने जिन वस्तुओं को 
स्पष्ट रूप से अवैध या वैध ठहरा दिया है उनको परिवर्तित करने का मनुष्य को अधिकार नहीं । 
जन-साधारण को तो यह अधिकार है कि वे अपनी पसन्द और नापसन्द के अनुसार कुछ वस्तुओं को 
अपने लिए अवैध वस्तु के समान ठहरा लें परन्तु वे दूसरों के लिए आदर्श नहीं होते । हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को विशेष रूप से यह आदेश दिया गया है कि आप सल्ल. मुहम्मदी 
उम्मत के लिए आदर्श हैं। 

यहाँ क़समों को तोड़ने का यह अर्थ नहीं कि गंभीरता पूर्वक किसी वचन को पूरा करने के उद्देश्य से 
खाई गई उचित क़समों को भी अवश्य तोड़ दिया जाए । यहाँ केवल यह भाव है कि अल्लाह तआला 
के द्वारा निरूपित वैध और अवैध में से यदि तुम किसी को परिवर्तित करने की क़सम खा बैठो तो उसे 
तोड़ दिया करो, परन्तु उसका भी प्रायश्चित करना होगा । 





alate 
CO 


सूरः 66, अत-तहरीम 


तो उसने (उस विषय के) कुछ भाग से 
तो उस (पत्नी) को अवगत करा दिया 
और कुछ को टाल गया । फिर जब उसने 
उस (पत्नी) को इसकी सूचना दी तो 
उसने पूछा कि आप को किस ने बताया 
है ? तो उसने कहा कि सर्वज्ञ और सर्व- 
अवगत (अल्लाह) ने मुझे बताया है ।4। 
यदि तुम दोनों प्रायश्चित करते हुए 
अल्लाह की ओर झुको तो (यही 
यथोचित है क्योंकि) तुम दोनों के दिल 
(पाप की ओर) झुक चुके थे । और यदि 
तुम दोनों उसके विरुद्ध एक दूसरे की 
सहायता करो तो निःसन्देह अल्लाह ही 
उसका संरक्षक है और जिन्रील भी और 
मोमिनों में से प्रत्येक सदाचारी व्यक्ति 
भी । और इसके अतिरिक्त फ़रिश्ते भी 
उसके पृष्ठपोषक हैं ।5।” 

संभव है कि यदि वह तुम्हें तलाक़ दे 
दे (तो) उसका रब्ब तुम्हारे बदले 
उसके लिए तुम से उत्तम पत्नियाँ ले 
आए, (जो) मुसलमान, ईमान 
वालियाँ आज्ञाकारिणी, प्रायश्चित 
करने वालियाँ, उपासना करने 
वालियाँ, रोज़े रखने वालियाँ, 
विधवाएँ और कुवाँरियाँ (हों) ।6। 

हे लोगो जो ईमान लाए हो ! अपने 
आप को और अपने घर वालों को 


||} 


पारः 28 
CoE Pps Ese 
SEES Ug 

EN 


डा 


ORSNSANG 


REPS 
ANH HANSEL ES 
is CoN Ls 5५ 

OBS 


श्र रद हद | ED aX 5 | Tks | 2 
>0 nn Noe 
22 ~ Bs 


tN ri YEE] 


र. आए 5 (9 ०॥ > 5 al 
SSI 5 ४३ (४8 





* इस आयत में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उन दो पत्नियों का नाम उल्लेख नहीं 
किया गया जिनसे हज़रत मुहम्मद सल्ल. ने एक राज़ की बात बताई थी जो उन्होंने आगे फैला दी । 
जिस बात को अल्लाह तआला ने गुप्त रखा है, मनुष्य का काम नहीं कि उस विषय में अटकल 


बाज़ियाँ करे । 


सूरः 66, अत-तहरीम 


(उस) अग्नि से बचाओ जिसका ईधन 
मनुष्य और पत्थर हैं । उस पर बहुत 
कठोर, शक्तिशाली फ़रिश्ते (नियुक्त) 
हैं । अल्लाह उन्हें जो आदेश दे उस बारे 
में वे उसकी अवज्ञा नहीं करते और वही 
करते हैं जिसका उन्हें आदेश दिया 
जाता है ।7। 

हे वे लोगो जिन्होंने इनकार किया ! 
आज बहाने मत बनाओ । निश्चित रूप 
से तुम्हें केवल उसी का प्रतिफल दिया 
जाएगा जो तुम किया करते थे ।8। 

(रुकू जठ) 
हे वे लोगो जो ईमान लाए हो 
अल्लाह की ओर विशुद्ध रूप से 
प्रायश्चित करते हुए झुको । सम्भव 
है कि तुम्हारा रब्ब तुमसे तुम्हारी 
बुराइयाँ दूर कर दे और तुम्हें ऐसे 
स्वर्गो में प्रविष्ट करे जिनके दामन में 
नहरें बहती हैं । जिस दिन अल्लाह 
नबी को और उनको अपमानित नहीं 
करेगा जो उसके साथ ईमान लाए । 
उनका नूर उनके आगे भी तीव्रता 
पूर्वक चलेगा और उनके दाएँ भी । वे 
कहेंगे हे हमारे रब्ब ! हमारे लिए 
हमारे नूर को सम्पूर्ण कर दे और हमें 
क्षमा कर दे । निःसन्देह तू हर चीज़ 
पर, जिसे तू चाहे स्थायी सामर्थ्य 
रखता है ।9। 
हे नबी ! काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से 
जिहाद कर और उनके विरुद्ध 
कठोरता अपना । और उनका 


||| पारः 28 
LUN 355 5७ slats 
NS BY 35s मु Ke Coils 
Os 3B CANDY 

७03» ११८ 
BINS HEC 
{ OOS ASCO) 


Z 


SANE ३5 23॥0 ४8 
pers आल 3022 


Rez 5X 


(2 (६ ० > Sloss हट | 
(७4 ५४०2 ४१४ Se NES 


MRS SNF SE Sr 
(०५००-२2 ०) » 448 [9७ Cl 
8527: BRE RENE 


७८४ CE AS (2 डे 
el sels) of 


RET ESN es fi 


b I brz 


> og bs ७.० ble | 


सूरः 66, अत-तहरीम 


ठिकाना नरक है और वह बहुत ही 
बुरा ठिकाना है ॥0।* 

अल्लाह ने उन लोगों के लिए जिन्होंने 
इनकार किया, नूह की पत्नी और लूत 
की पत्नी का उदाहरण वर्णन किया है । 
वे दोनों हमारे दो सदाचारी भक्तों के 
अधीन थीं । फिर उन दोनों ने उनसे 
विश्वासघात किया तो वे उनको अल्लाह 
की पकड़ से लेश-मात्र भी बचा न सके । 
और कहा गया कि तुम दोनों अग्नि में 
प्रविष्ट होने वालों के साथ प्रविष्ट हो 
जाओ ॥। 

और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो 
ईमान लाए, फ़िरऔन की पत्नी का 
उदाहरण दिया है । जब उसने कहा, हे 
मेरे रब्ब ! मेरे लिए अपने निकट स्वर्ग 
में एक घर बना दे और मुझे फ़िरऔन 
से और उसके कर्म से बचा ले और मुझे 
इन अत्याचारी लोगों से मुक्ति प्रदान 
कर ।।2। 

और इम्रान की बेटी मरियम (के साथ 
मोमिनों का उदाहरण दिया है) जिसने 
अपना सतीत्व सही ढंग से बचाए रखा 
तो हमने उस (बच्चे) में अपनी रूह में 
से कुछ फूँका और उस (की माँ) ने 
अपने रब्ब के वाक्यों और उसकी 


पारः 28 
NST 
Did ZL 72 «५ 5५ J; jm 2 र 
Falls CRE BS 
= ES र 9 TZ 24 2% 
se + CEC 
(दः HERPES BAR ORES 
3 Es Ces es 
th MN ड Ui RA , 

७७४०-०० & ses 

ह:7 5) ॥ 624 630 


~~ 


7 है 2 25 
५८८ 4% | Dyes 


% हि Cd 2 FE i be Z 575 
६ REE, "८2०० 5” O 95,3 


422 29. 05 > RN 3 € 

०%०३ (2 5$०१३१-४४ _ 3४५: 

Dia) h i 5+ ७ हँ” AE Cid 

ON PN CBS SNES 
ना 


> 
२ 


4 ~> i 4 2 £ 7 ~ लाला 
(४ ० 2 > Us Die (६८ 7 25% 
> A CS 95 


2 ~ 
2:४८ PES ~ ws ~ ES द २ ४ 77 
८०५७ १७५५-०१ ७-2 ५ 329 


|] ed 
CE 





* जो जिहाद निजी स्वार्थो के लिए नहीं, बल्कि केवल अल्लाह तआला के लिए किया जा रहा हो, 
उसमें शत्रुओं से युद्ध करते हुए कठोरता अपनाने का आदेश है चाहे दिल कितना ही कोमल हो । एक 
अन्य आयत से इस कठोरता का लाभ यह प्रतीत होता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो युद्ध में 
सम्मिलित होने वाले लोग नहीं हैं, वे भी डर जाएँगे और अकारण मुसलमानों से युद्ध नहीं करेंगे जैसा 
कि सूरः अल अन्फ़ाल आयत 58 में आदेश दिया गया है कि उनके पिछलों को भी तितर-बितर 


करदे। 


सूरः 66, अत-तहरीम ||।! पारः 28 


पुस्तकों की भी पुष्टि की और वह ह ६ ए > die 
5 RE 5 ok | (2 
आज्ञाकारिणी थी ॥3। (कू#) Keli 


* इसी विषय वस्तु पर आधारित एक और आयत (सूरः अल्‌ अम्बिया 92) में फ़र्माया गया फिर हम ने 
उसमें अपने आदेश में से कुछ फूँका । यहाँ उसमें कह कर इस ओर संकेत किया गया कि जो 
मोमिन आध्यात्मिक रूप से मरियम की स्थिति में पहुँचेंगे उनके भीतर भी रूह फूँकी जाएगी । 
अर्थात वे उपमा स्वरूप अपने समय के ईसा बनाए जाएंगे । 


|| |] 
67- सूरः अल-मुल्क 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 3। आय तें हैं । 

इस सूरः का आरम्भ इस आयत से होता है कि केवल वही बरकत वाला सिद्ध 
हुआ जिसके अधिकार में समग्र साम्राज्य है । अर्थात्‌ अल्लाह तआला सब का स्वामी 
है और वह जो चाहता है उस का सामर्थ्य रखता है । अतः पिछली सूरः में जिस 
आश्चर्यजनक विषयवस्तु का वर्णन हुआ है उसी की ओर यहाँ संकेत प्रतीत होता है । 
क्योंकि इसके पश्चात मृत्यु से जीवन उत्पन्न करने का विषय आरम्भ हुआ है और यह 
घोषणा की गई है कि जैसे अल्लाह तआला समर्थ है कि भौतिक मुर्दो को जीवित कर दे, 
उसी प्रकार आध्यात्मिक मुर्दा को भी फिर से जीवित करने पर समर्थ है । इसमें मुहम्मदी 
उम्मत के लिए एक महान शुभ-समाचार है । 

इसके तुरन्त पश्चात कहा कि सारी सृष्टि पर विचार करके देख लो वह एक ही 
स्रष्टा के होने की गवाही देगी और इसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं देगी । यदि यह सृष्टि 
स्वयं उत्पन्न हुई होती तो कहीं किसी त्रुटि के चिह्न दिखाई देने चाहिए थे । बल्कि 
अधिकतर त्रुटियाँ दिखाई देनी चाहिए थी । यदि अल्लाह तआला के अतिरिक्त किसी 
कल्पित साझीदार ने यह सृष्टि बनाई होती तो अवश्य उसके बनाए हुए नियमों का 
अल्लाह के बनाए हुए नियमों से टकराव होना चाहिए था । अतः इस दृष्टि से समस्त 
मानव जाति को विचार करने का आमंत्रण दिया गया है कि सृष्टि के रहस्यों पर बार- 
बार दृष्टि डालें तो उनकी दृष्टि थकी हारी पश्चाताप करती हुई उनकी ओर लौटेगी 
परन्तु वे सृष्टि में कहीं कोई त्रुटि ढूंढ नहीं सकेंगे । 

इस सूरः में ऐसे आध्यात्मिक पक्षियों का भी वर्णन है जो आकाश की विस्तृत 
वायुमण्डल में ऊँची उड़ान भरने का सौभाग्य पाते हैं । जिस प्रकार साधारण पक्षियों को 
अल्लाह तआला ने ही उड़ने की शक्ति प्रदान की है और धरती और आकाश के मध्य 
काम पर लगा दिया है इसी प्रकार वही अपने मोमिन भक्तों को भी उड़ने की शक्ति 
प्रदान करता है । इसके विपरीत नीचे मुँह लटकाए चलने वाले पशुओं को कोई 
आध्यात्मिक ऊँचाई प्राप्त नहीं होती, न सामान्य अर्थो में और न आध्यात्मिक अर्थो में । 

इस सूर: की अन्तिम आयत में कहा गया है कि जीवन का पानी जो आकाश से 
उतरता है जिससे तुम सदा लाभ उठाते हो, परन्तु कभी यह भी विचार किया कि यदि 
वह लगातार सूखे के कारण तुम्हारी पहुँच से दूर धरती की गहराइयों में चला जाए तो तुम 
स्वच्छ जल कहाँ से लाओगे ? अत: भौतिक जल की भाँति आध्यात्मिक जल भी अल्लाह 
तआला की विशेष कृपा से ही मनुष्य को प्राप्त होता है । 


सूरः 67, अल-मुल्क पार; 29 














५४ ; ll eg हल हैँ irs Sell 3) 4 
नह ना नार हट हट न बह क न क नन < 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 

केवल एक वही बरकत वाला सिद्ध हुआ 5 des EE, 566 
जिसके अधिकार में समग्र साम्राज्य है ४: हः F si 
और वह प्रत्येक वस्तु पर जिसे वह चाहे Oi 
स्थायी सामर्थ्य रखता है ।2। 

वही जिसने मृत्यु और जीवन को पैदा 56 RS CN 
किया ताकि वह तुम्हारी परीक्षा करेकि ऽ RD be i कक डे 
कर्म की दृष्टि से तुम में से कौन उत्तम है 5% ५% 2 NER ल्ड्ड 
और वह पूर्ण प्रभुत्व वाला (और) बहुत 67६६ 
क्षमा करने वाला है ।3। le 
वही जिसने सात आकाशों को कई परतों , ८।५ (८ (5५४५८५५ SE 
में पैदा किया । तू रहमान (अल्लाह) की Mi? 

सृष्टि में कोई विसंगति नहीं देखता । ०७ 950209 
अतः नज़र दौड़ा, क्या तू कोई त्रुटि देख o A 
सकता है ? ।4।" ss 74 
फिर दोबारा नज़र दौड़ा, तेरी ओर नज़र |”| ६7.२६ Cs 5 
असफल लौट आएगी और वह थकी ˆ” a [ $ 
हारी होगी ।5। OSs 7a) 
और निःसन्देह हमने निकट के हट ८:4 ४६ ६5 3553 
आकाश को दीपकों से सुशोभित किया 


22 2 es (>> 
और उन्हें शैतानों को धिक्कारने का (9४४ “* 6 
साधन बनाया और उन के लिए हमने OAM 
धधकता हुआ अग्नि का अज़ाब तैयार HO 
किया ।6| 





* इस आयत में मनुष्य को यह चुनौती दी गई है कि समग्र ब्रह्माण्ड पर जितनी चाहे गवेषणा कर ले 
उसे एक ही रचयिता की रचना होने के कारण इस में कोई विसंगति नहीं दिखेगी । 


सूरः 67, अल-मुल्क 


और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने 
रब्ब का इनकार किया, नरक का 
अज़ाब है और वह बहुत बुरा लौटने का 
स्थान है ।7। 

जब वे उसमें झोंके जाएंगे, वे उसकी 
एक चीत्कार की सी आवाज़ सुनेंगे और 
वह भड़क रहा होगा ।8। 

सम्भव है कि वह क्रोध से फट जाए । 
जब भी उसमें कोई समूह झोंका 
जाएगा उस के प्रहरी उनसे पूछेंगे, क्या 
तुम्हारे पास कोई सतर्ककारी नहीं 
आया था ? ।9। 

वे कहेंगे, क्यों नहीं । हमारे पास 
सतर्ककारी अवश्य आया था अतः 
हमने (उसे) झुठला दिया और हमने 
कहा, अल्लाह ने कोई वस्तु नहीं 
उतारी, तुम केवल एक बड़ी पथभ्रष्टता 
में (पड़े) हो ।।0| 

और वे कहेंगे, यदि हम (ध्यान पूर्वक) 
सुनते अथवा बुद्धि का प्रयोग करते तो 
हम अन्नि में पड़ने वालों में सम्मिलित न 
होते ।!]। 

अतः: उन्होंने अपने पाप का स्वीकार कर 
लिया । अतएव अन्नि में पड़ने वालों का 
सर्वनाश हो ।।2। 

निःसन्देह वे लोग जो अदृश्य में अपने 
रब्ब से डरते हैं, उनके लिए क्षमादान 
और बहुत बड़ा प्रतिफल है ।।3। 

और तुम अपनी बात को छुपाओ अथवा 
उसे प्रकट करो, निःसन्देह वह सीने की 
बातों का सदैव ज्ञान रखता है ।4। 


|$ 


पारः 29 


+ ळर (rd De 


SEL gg SONS 


Oe 5-55 

gee gle) 
2 A ९६ 

©) 92) 


(६५ GS 552 ८ 6 247% &5 
IGN ES LN Oe ASSES 
5 ह Ee! I [IER 5 
Eos So पर, 

07 


>| i (rf 

ogS-28y 

EG hs SESE SEs 
9 is el 


३०६ 
७ 


हल Ce 228742 Fe ri ¢ 
APIO २२००) 
~ जः 
4 52 


& b 28 72 4 i) AR ८०5६ 5 Tz 
न, | °> 3 >> 3 | | 93 [१-2 |9 
FR //< Fl 5४ 

OF ol 


सूरः 67, अल-मुल्क {i पारः 29 


क्या वह जिसने पैदा किया, नहीं £ cfs ie PE 
जानता ? जबकि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म fo 


बातों पर दृष्टि रखने वाला (और) € OHS 
सदा अवगत है ।॥5। (रुकू --) 

वही है जिसने धरती को तुम्हारे अधीन YH SIN ie Us 
कर दिया । अतः उसके रास्तों पर चलो Ss 

और उस (अर्थात्‌ अल्लाह) की जीविका {22८2995 Ss BIg 


में से खाओ और उसी की ओर उठाया OIA 5 
जाना है ।6। 

क्या तुम उससे जो आकाश में है (इस 7%, ६.45 £ 5g 
बात से) सुरक्षित हो कि वह तुम्हें धरती में EE f 
धंसा दे । फिर वे सहसा थराने लगे ।7। ७३५४ ७५५७ ०४३४! 


अथवा क्या तुम उससे जो आकाश में है 20072 25 Its Ga olf 
सुरक्षित हो कि वह तुम पर पत्थर , ie 

बरसाने वाले झक्कड़ चला दे ? फिर तुम 0०५२-७३ Cos 
अवश्य जान लोगे कि मेरा सतर्क करना 94% 
कैसा था ।8। हे 
और निःसन्देह उन लोगों ने भी झुठला ६६४: ८:5: ०९५५ ८659६ 
दिया था जो उनसे पूर्व थे अतः कैसा 


कठोर था मेरा दण्ड ! ॥9। OS 
क्या उन्होंने पक्षियों को अपने ऊपर $६ = 

io 439 ANG )3l 
पंख फैलाते और समेटते हुए नहीँ , त Fa 
देखा? रहमान (अल्लाह) के अतिरिक्त [7 ४) 654 6 ° Coa 5 
कोई नहीं जो उन्हें रोके रखे । i अड5 2. 
निःसन्देह वह प्रत्येक वस्तु पर गहन Oy) Ue) 
दृष्टि रखता है ।20।* 





* पक्षियों के आकाश में उड़ने और वायुमंडल में काम पर लगने के सम्बन्ध में यह आयत गूढ़ अर्थ 
रखती है । पक्षियों की संरचना विशेषता के साथ ऐसे नियमों के अनुसार की गई है कि वे वायुमंडल 
में उड़ सकें यह केवल संयोग को बात नहीं । कुछ शिकारी पक्षियों की गति वायु में दो सौ मील 
प्रति घंटा तक पहुँच जाती है और उनके शरीर की बनावट ऐसी है कि इस वेग से उनको कोई भी 
हानि नहीं पहुँचती । क्योंकि हवा चोंच और सिर से टकरा कर चारों और फैल जाती है और इसी वेग 
के साथ वे उड़ते हुए पक्षियों का शिकार भी कर लेते हैं । 


सूरः 67, अल-मुल्क 


अथवा ये कौन होते हैं जो तुम्हारी सेना 
बन कर रहमान के मुक़ाबले पर तुम्हारी 
सहायता करें । काफ़िर केवल एक बड़े 
धोखे में हैं ।2]। 


अथवा यदि वह (अल्लाह) अपनी 
जीविका रोक ले तो ये हैं क्या चीज़ जो 
तुम्हें जीविका प्रदान करें ? बल्कि वे तो 
उद्दण्डता और घृणा में बढ़ते चले जाते 
हैं ।22। 

अत: क्या वह जो अपनी अज्ञानता और 
विस्मयता में भटकता फिरता है, अधिक 
हिदायत प्राप्त है अथवा वह जो समन्मार्ग 
पर सीधा चलता है ? ।23। 


कह दे कि वही है जिसने तुम्हें पैदा 
किया और तुम्हारे लिए कान और आँखें 
और दिल बनाए । तुम बहुत ही कम 
कृतज्ञता प्रकट करते हो ।24। 


कह दे कि वही है जिसने धरती में 
तुम्हारा बीजारोपण किया और उसी की 
ओर तुम इकट्रे किए जाओगे ।25। 

और वे पूछते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो 
यह वादा कब (पूरा) होगा ? ।26। 


तू कह दे कि पूर्ण ज्ञान तो अल्लाह के 
पास है । और मैं तो केवल खुला-खुला 
सतर्ककारी हूँ ।27| 

अतः जब वे उसे निकट देखेंगे तो वे 
लोग जिन्होंने इनकार किया, उनके 


| | पारः 29 


7S 9 


AS ANN soins 
YOSSI NOI 


CC 2x54 G3 § 
0233 


७ 27 | 


है| {~ 2 ~ (25 ~ Ee AR 9. 2&2 
Ab) A> १ uk 2 Ce (ye 


T2247 


४५९४ 55590 SS ES 
CT 

ASPB 2S Mla 
CES 

SSS Na Oss 


MAN 
OA > 


RIS 


~ 2 र £ 7 275 [a ह 
Cl ०99242) ) 295 ५०७ 


सूरः 67, अल-मुल्क 


चेहरे मलिन हो जाएँगे और कहा 
जाएगा, यही है वह जिसे तुम माँगा 
करते थे ।28। 
कह दे, बताओ तो सही कि यदि 
अल्लाह मुझे और उसे भी जो मेरे साथ 
है, तबाह कर दे अथवा हम पर दया करे 
तो काफ़िरों को पीड़ाजनक अज़ाब से 
कौन शरण देगा ? ।29। 
तू कह दे वही रहमान है । हम उस पर 
ईमान ले आए और उस पर ही हमने 
भरोसा किया । अतः तुम शीघ्र ही जान 
लोगे कि कौन है जो खुली-खुली 
पथभ्रष्टता में पड़ा है ।30| 
लू कह दे कि यदि तुम्हारा पानी गहराई 
में चला जाए तो कौन है जो तुम्हारे पास 
स्रोतों का पानी लाएगा ? ।3।। 

(रुकू -#) 


bie 5 5 4 । ie 7 
~ 530०० ):3 3 


६39“ “ ४८ FE 359% Ul 
CHAPS LOE 5 
2 जन हे ० Re 38 ई > 2 ~ 5 
ORY SII Css) 


| ose. 


पारः 29 


| Pi Re 


[92 
CRS 


~ 22 


RR T रू ~ 
Ld A 


ट CS gol ~ ER! 2 i ~ रद 
SHA (२ {| Ce | 983 


> द | bs Olds 
CY 4 (०० हि CF A © ) aha 
OY ® CS) 


Do) 


|| 4 
68- सूरः अल-क़लम 


यह सूरः मक्का निवास के आरम्भिक समय में अवतरित हुई है और बिस्मिल्लाह 
सहित इसकी 53 आयें हैं । 

यह सूरः खण्डाक्षरों से आरम्भ होने वाली अन्तिम सूरः है । यह सूर: अरबी अक्षर 
नून से आरम्भ होती है जिसका एक अर्थ दवात है और लेखनी से लिखने वाले सभी इसके 
ज़रूरतमन्द रहते हैं । और मनुष्य की समस्त उन्नति का युग लेखनी के आधिपत्य से 
आरम्भ होता है । यदि मनुष्य उन्नति में से लेखन विद्या को निकाल दिया जाए तो मनुष्य 
अज्ञानता की ओर लौट जाएगा और फिर कभी उसे किसी प्रकार ज्ञान की उन्नति प्राप्त 
नहीं हो सकती । 

फिर नून अक्षर से अभिप्राय अल्लाह तआला के वह नबी हैं जिन्हें जुन नून कहा 
जाता है अर्थात हज़रत यूनुस अलै. । उनका भी इसी सूरः में वर्णन मिलता है कि वह क्या 
घटना घटी थी जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी जाति पर अल्लाह तआला का अज़ाब 
न उतरने के कारण, जिसको उन्हें चेतावनी दी गई थी, भारी मन से उस बस्ती को यह 
सोच कर छोड़ गए थे कि आगे कभी वह उस जाति को मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे । 
तब अल्लाह तआला ने हज़रत यूनुस अलै. को यह शिक्षा दी कि उसकी चेतावनी कई 
बार प्रायश्चित और क्षमायाचना से टल जाती हैं । उनको यह दुआ भी सिखाई, ला 
इला-ह इल्ला अन त सुब्हा न क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन (सूरः अल अम्बिया, 
आयत 88) अर्थात तेरे सिवा कोई उपास्य नहीं । तू तो प्रत्येक दुर्बलता से पवित्र है । मैं 
ही अत्याचारी था जो प्रायश्चित करने वाली एक जाति के लिए अज़ाब की कामना 
करता रहा। 

इस सूरः में नून अक्षर का बार-बार उल्लेख है जो इस सूरः के विषयवस्तुओं के 
साथ पूर्णतया सामंजस्य रखता है और एक भी स्थान पर विषयवस्तु और नून अक्षर में 
कोई विसंगति दिखाई नहीं देती । 


१8202 


सूरः 68, अल-क़लम 


बट 6 4 अह न कः 





2 D 
2 0m 22309 


ILO pe 





» gr 5 

7, रो, है ४०, : 7 
~~9 

4 ०3 


RF] 3 


५; 


+ 








अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 

नून : कसम है लेखनी की और उसकी 
जो वे लिखते हैं ।2। 

तू अपने रब्ब की नेमत के फलस्वरूप 
पागल नहीं है ।3। 


और निश्चित रूप से तेरे लिए एक अनंत 
प्रतिफल है ।4। 


और निश्चित रूप से तू सुशीलता के 
शिखर पर स्थित है ।5। 
अत: तू देख लेगा और वे भी देखेंगे ।6। 


कि तुम में से कौन पागल है ।7। 


निःसन्देह तेरा रब्ब ही सबसे अधिक उसे 
जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया 
है और वही हिदायत पाने वाले लोगों को 
भी सबसे अधिक जानता है ।8। 

अतः तू झुठलाने वालों का आज्ञापालन 
न कर ।9। 

वे चाहते हैं कि यदि तू लचक दिखाए तो 
वे भी लचक दिखाएँगे ।0। 

और तू बढ़-बढ़ कर क़समें खाने वाले 
किसी अपमानित व्यक्ति की बात 
कदापि न मान ।।।। 

(जो) बड़ा दिद्रान्वेषी (और) चुग़लियाँ 
करते हुए बहुत चलने वाला है ।।2। 





८ ५८ $, 


~, 


Or LD Ms 


y ~ gn Rae” कब Po Ps न 
O03 Selslls0 


२ 


> 2 FE 
) + ~ < ४ “५७०, ~ 2+ 4% + | 
/ Po) Yo) Cy x COE YT 
* 
Z or Me 7? 


(9० 


~ 


8 


() ३99 725% oY EB 4६ ~ 
(६) डर | A ४४ AN E | 9 


री 
() Por +~ le Ed | hS < ¢ | ~ 
> 2228 ( 3०. 4-४ < च 
LZ 5 
< £ 


(2० 


y नू 52 LS BS ञ्् ~ 
(००३ P29 4६ 


2 [a Dr Bl 
~ ~ 


CIT PSS) 
OORT BS Ms 


(0४ पं ६६ A YG 

, 

(22 ठ ys 
र 


2 
2७9० 


~ ०2 54% 52 Fi 
CSE SAIS IEEE 


सूरः 68, अल-क़लम 


BEN पारः 29 





(जो) भलाई से बहुत रोकने वाला, 
सीमा का उल्लंघन करने वाला (और) 
महापापी है ।।3। 

बहुत कठोर हृदयी । इसके अतिरिक्त 
अवैध संतान है ।।4। 

(क्या केवल इस कारण अकड़ता है) कि 
वह धनवान और (अनेक) संतान- 
सन्तति वाला है ।।5। 

जब उस के समक्ष हमारी आयतें पढ़ी 
जाती हैं कहता है, (ये) पहले लोगों की 
कहानियाँ हैं ।6। 

निःसन्देह हम उसे थूथनी पर 
दागेंगे।!7।* 

हमने उनकी परीक्षा ली जिस प्रकार 
घने बाग़ वालों की परीक्षा ली थी । 
जब उन्होंने क़सम खाई थी कि वे 
अवश्य पौ फटते ही उसकी फसल काट 
लेंगे ।।8। 

और वे अल्लाह का नाम नहीं लेते थे 
(इन्शाअल्लाह अर्थात्‌ यदि अल्लाह ने 
चाहा, नहीं कहते थे) ।।9। 

अतः तेरे रब्ब की ओर से उस (बाग) 
पर एक घूमने वाला (अज़ाब) फिर गया 
जबकि वे सोए हुए थे ।20। 

फिर वह (बाग़) ऐसा हो गया जैसे काट 
दिया गया हो ।2]। 

अतः वह सुबह सवेरे एक दूसरे को 
पुकारने लगे ।22। 

कि यदि तुम फसल काटने वाले हो 
तो सवेरे-सवेर अपनी कृषि भूमि पर 


ट 5% (६६ 
है 2% | 422 Fea, | 4 rf 
09) बजाज Su) A 
7 FZ ~ Ca 


2 5७ % <] ize Me 
Oo MIE 
PZ 


7 


+ Dr (2 Tz E 3T 
BE Shs 

gn 8 2०४७ PR oi 

O65 

(3 3b smo fT LS in SE 

ool ULL 

Laas Il 3 
Ne 

८2४५-५8 


~ 5३८ 2० हु 


y ५ पार > ~ 5 iE 
Deed 35t 
(४४2० 2- 


RIS 


Fee pt द 255 Es 57 Se ~ 25 2 इ ही! 
(| > CG Vas | 


* अरबी शब्द ख़ुरतूम का अर्थ 'थूथनी' है (लिसान उल अरब) 


सूरः 68, अल-क़लम 


पहुँचो |23। 


अतः उन्होंने प्रस्थान किया और परस्पर 
कानाफूँसी करते जाते थे ।24। 

कि आज इसमें तुम्हारे हित के विरुद्ध 
कोई दरिद्र (व्यक्ति) कदापि प्रवेश न 
कर पाए ।25। 

वे किसी को कुछ न देने की योजना 
बनाते हुए गए ।26। 

अत: जब उन्होंने उसको देखा (तो) 
कहा कि निःसन्देह हम तो मारे 
गए।27।* 

बल्कि हम तो वंचित कर दिये गए 
हैं।28। 

उनमें से सब से अच्छे व्यक्ति ने कहा, 
क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम क्यों 
(अल्लाह की) स्तुति नहीं करते ? ।29। 
उन्होंने कहा, पवित्र है हमारा रब्ब । 
निःसन्देह हम ही अत्याचारी थे ।30। 
फिर वे एक दूसरे को भर्त्सना करते हुए 
चले |3। 

कहने लगे, हाय हमारा सर्वनाश ! 
निःसन्देह हम ही उद्दण्डी थे ।32। 
सम्भव है कि हमारा रब्ब बदले में 
हमें इससे उत्तम दे । नि:सन्देह हम 
अपने रब्ब की ओर ही उन्मुख होने 
वाले हैं ।33। 

अज़ाब इसी प्रकार होता है और परलोक 
का अज़ाब निश्चित रूप से सबसे बड़ा 
होगा । काश वे जानते ! ।34। (रुकू जज) 


BE pt sR Zz | 9०० 4 ils 
६ 
) a ~ 9 | ५4० 
CE > 3 रकम 5 ~ i Us Re] 
Ne es ५४०-: 


3) ~ 2 4 57 BS rr 
७ 3%2739 ५६१०-०३ 


न ना 


(9 |» ७ ७3 |) रे 


AIF IR STAR? 4 
७ 20%) yet 


DREN कद एल म5्डी5 
OP i EE 
WUE ss 


Z 52 


OVS 


‘ल ४ ER Dr x ie, | ! 
53 lis AHN 


eb week 


Y 


इस अर्थ के लिए देखें शब्दकोष अल-मुन्जिद । 


सूरः 68, अल-क़लम IIi} पारः 29 


मत्तकियों उनके | पर ना ना 2 CY #83? 8५ 
निःसन्‍्देह मुत्तक्ियों के लिए उनके रब्ब॒ . १८ ८ ८५ ५ ९६८ 7 ४६८} 5॥| 


के निकट नेमतों वाले स्वर्ग हैं ।35। IER 


2 
es 545T 


आज्ञाकारियों L 72 Rl रे Fs > ०2६ 
अतः क्या हम को Oe Aol 
अपराधियों की भाँति बना लें ? ।36| 


तुम्हें क्या हो गया है, कैसे निर्णय करते CTR dN 
हो ? ।37। 

क्या तुम्हारे लिए कोई पुस्तक है जिसमें 6 pores ut 05] थे 
तुम पढ़ते हो ? ।38। र 
निःसन्देह उसमें तुम्हारे लिए वह O63 2556) 
(कुछ) होगा जिसे तुम अधिक पसन्द Fo 
करते हो ।39। 


क्या तुम्हारे पक्ष में हम पर ऐसी क़समें हैं | CR A CS Ff 
जो हमें क़यामत तक के लिए बाध्य. . . ..... , »> 
करती हैं कि तुम्हें पूरा अधिकार हैजो ©0955 200] Hol 
चाहो निर्णय करो ? ।40| ¢, 

तू उनसे पूछ (कि) उनमें से कौन है जो पु हर 2 530, rg 
इस बात का उत्तरदायी है ? ।4]। ले DE 

क्या उनके पक्ष में कोई उपास्य हैं ? 5०४5४, Fe 4 fl 
यदि वे सच्चे हैं तो अपने उपास्यों को CER ७:४3... 368 
ले आएँ ।42। as 2२ ८८ 
जिस दिन खूब घबराहट का सामना || SEE AC iif; 
होगा और वे सजदः करने के लिए व 227५8, 2.2 

बुलाए जाएँगे परन्तु सामर्थ्य न रखते OOS) pl 
होंगे ।43। 

इस अवस्था में कि उनकी आँखें ६६. 244८०८ 24 HEA EENES 
झुकी हुई होंगी । उन पर अपमान FS Fr ¢; 
छा रहा होगा । और निःसन्देह उन्हें 2% ०४) ०92 | 56 55 
(इससे पूर्व) सजदों की ओर बुलाया O45 
जाता था, जब वे सही सलामत हु 

थे।44। 


सूरः 68, अल-क़लम 


अत: तू मुझे और उसे जो इस वर्णन को 
झुठलाता है छोड़ दे । हम उन्हें धीरे-धीरे 
इस प्रकार पकड़ लेंगे कि उन्हें कुछ ज्ञान 
न हो सकेगा ।45। 

और मैं उन्हें ढील देता हूँ । मेरी योजना 
निश्चित ही बहुत पक्की है ।46। 

क्या तू उनसे कोई प्रतिफल मांगता है 
कि वे चट्टी के बोझ तले दबे जा रहे 
हों ।47| 

क्या उनके पास अदृश्य (का ज्ञान) है, 
फिर वे (उसे) लिखते हैं ? ।48। 

अतः अपने रब्ब के निर्णय की 
प्रतीक्षा में धैर्यं धर और मछली वाले 
की भाँति न बन । जब उसने (अपने 
रब्ब को) पुकारा और वह शोक से 
भरा हुआ था ।49। 

यदि उसके रब्ब की ओर से एक विशेष 
नेमत उसे बचा न लेती तो वह चटियल 
मैदान में इस प्रकार फेंक दिया जाता कि 
वह अत्यन्त धिक्कारा हुआ होता ।50। 
फिर उसके रब्ब ने उसे चुन लिया और 
उसे नेक लोगों में गिन लिया ।5!। 
निश्चित रूप से काफ़िरों से यह असम्भव 
नहीं कि जब वे अनुस्मृति सुनते हैं तो 
तुझे अपनी दृष्टि (के प्रकोप) के द्वारा 
गिराने का प्रयत्न करें । और वे कहते हैं 
निःसन्देह यह तो एक पागल है ।52। 


हालाँकि वह तो समस्त लोकों के लिए Ce 


उपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं ।53। 
(रुकू -&) 


26 3 ५ 3% (2:27 Bes 


CA 


हूर) Re 


पारः 29 


+ Ae Tl » ois” क्कः 5% % 
&2 Cy 
<i) eg 2०४ 30S 


2 कर, ) 9००९ 463० 3 2 27 2 ७४ 5232 द्‌ > 
©) « (5 कक 2% 7 
Y SVN 
OO 3 SOS) 


222 


§ 6 Per f २% 
CES NB Me 


र 
5 Rez 


5५527 859५303 50558 


| 


+ दर SS 222 ::0 (६ ड HS Rd 
EST ८563) हिल | 


2 ~ 
३ ना BZ 


opr IIS \ 


OF} ना 7 Dae 4ifzzlg> FE 
“x | (8 dla CEOS 8 
Cd ~ ° + + ® 


ES 5958६ 5 
Hoi 3S Mla ci 2५ JL 
SSA] 

Y E sd 5 7 |2% G2 Cr १. [ ° 
ध OOS, 29) 28०५ 


ee 


BEE 
69- सूरः अल-हाक़्क़ः 


यह सूरः मक्की है और निस्मिल्लाह सहित इसकी 53 आयते हैं । 

सूरः अल-क्रलम में यह विषय वर्णन हुआ था कि जब हम नबियों के शत्रुओं को 
ढील देते हैं तो इस लिए देते हैं ताकि उनके पापों का घड़ा भर जाए और फिर अल्लाह 
तआला की पकड़ से उनको कोई बचा नहीं सकता । इस सूरः में भी उन जातियों का वर्णन 
है जिनको अल्लाह तआला की ओर से बार-बार ढील दी गई । परन्तु जब उनके पापों का 
घड़ा भर गया तो उनकी पकड़ की घड़ी आ गई । हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को अल्लाह तआला ने मानव जाति को जिस बहुत बड़े अज़ाब से सतर्क करने का 
आदेश दिया है उसका संबंध संसार के किसी विशेष धार्मिक सम्प्रदाय से नहीं है बल्कि 
मनुष्य के रूप में प्रत्येक को सतर्क किया गया है । जब वह घटना घटेगी तो सांसारिक 
दृष्टि से भी मनुष्य समझेगा कि मानो धरती और आकाश उस पर फट पड़े हैं । मनुष्य के 
दोबारा उठाए जाने में भी यह चेतावनी एक बार फिर पूरी होगी कि न उसका कोई पार्थिव 
संपर्क और न ही आकाशीय संपर्क उसे बचा सकेगा और नरक्‌ उसका अंत होगा । 

इसके पश्चात अल्लाह तआला उन बातों के पूरा होने के बारे में एक महान गवाही 
पेश कर रहा है जो मनुष्य को किसी सीमा तक दिखाई देते रहे हैं अथवा दिखाई देने लगते 
हैं और उन बातों के पूरा होने के बारे में भी जिन तक उसकी दृष्टि नहीं पहुँचती । अर्थात 
यह कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातें एक सम्माननीय एवं 
विश्वसनीय रसूल की बातें हैं, न वह किसी कवि की बहकी हुई बातें हैं न किसी ज्योतिषी 
की अटकलें हैं | यह तो समस्त लोकों के रब्ब की ओर से अवतरित हुई है । 

इस सूरः की अन्तिम आयतों में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
सच्चाई का एक ऐसा मापदण्ड प्रस्तुत कर दिया गया जिसका शत्रु की ओर से कोई 
खण्डन नहीं हो सकता । शत्रु को सावधान किया कि तुम्हारे अनुसार तो इस सम्माननीय 
पुस्तक को इस रसूल ने अपनी ओर से ही गढ़ लिया है । हालाँकि यदि उसने अल्लाह 
तआला पर छोटे से छोटा झूठ भी गढ़ा होता तो नि:सन्देह अल्लाह उसको और उसके 
सम्प्रदाय को नष्ट कर देता और यदि अल्लाह यह निर्णय करता तो तुम लोग किसी प्रकार 
उसको बचा न सकते । इस प्रकार तुम्हारी समस्त शक्तियों के मुक़ाबले पर अल्लाह 
तआला उसकी सहायता कर रहा है और उसको बचा रहा है जो निश्चित रूप से उसके 
अल्लाह का रसूल होने पर एक प्रमाण है । अर्थात अल्लाह तआला का यह वाक्य फिर 
बड़ी सफाई से उसके पक्ष में पूरा हआ है कि : अल्लाह ने लिख रखा है कि मैं और मेरे 
रसूल अवश्य विजयी होंगे । (सूरः अल मुजादल: आयत 22) 


सूरः 69, अल-हाक़क़: IIS पारः 29 





प्र ज्र गज 30 






° “UY कर 
®, ® tS 


रे 





३ A A A A AC A 





HS, लिए, 7 कि हा :ं 

5) {0427 ४ NESTE है के पाप 2 
SESS Gee SNH 2S 
7 











अह अह नह अह आह भर भ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 





अवश्यमेव घटित होने वाली ।2। CPE] 
अवश्यमेव घटित होने वाली क्या Se 
है? ।3। 

और तुझे क्या मालूम कि अवश्यमेव S58 REI 
घटित होने वाली क्या है ? ।4। 

समूद और आद जाति ने (दिलों को) 26 EA EI eet 
चौंका देने वाली विपत्ति का इनकार कर So 

दिया था ।5। 

अतः जहाँ तक समूद (जाति) का ७७७५४ )४४5 fo 


सम्बन्ध है तो वे सीमा से बढ़ी हुई 
विपत्ति से विनष्ट कर दिए गये ।6। 
और जो आद (जाति के लोग) थे तो वे 27० ४ २ FNRI 


एक तेज़ हवा से तबाह किए गए जो Bao 
core 
बढ़ती चली जाती थी ।7। 529 


उस (अल्लाह) ने उसे उन पर सात रातों 42 eS Rt SE छू Bone US 
और आठ दिनों तक इस प्रकार नियोजित ७68 2 2 gas 
कर रखा कि वह उन्हें जड़ों से उखाड़ कर 2 [NS ४9 2 
फेंक रही थी । अतः लोगों को तू उसमें 62८ ६ ३५५८४ :द € 

पछाड़ खा कर गिरे हुए देखता है जैसे वे TES Gr 
खजूर के गिरे हुए वृक्षों के तने हों ।8। 

अतः क्या तू उनमें से किसी को शेष ७2:३४ 58 Ags SE 
बचा हुआ देखता है ? ।9। 

और फ़िरऔन भी आया और वे भी £ Fa ५९:८८ :2:७ ८८ 
(आये) जो उससे पूर्व थे । और एक FASO FS 


सूरः 69, अल-हाक्रक़ः 


बहुत बड़े पाप के कारण उलट-पुलट 
होने वाली बस्तियाँ भी ।।0। 

अतः उन्होंने अपने रब्ब के रसूल की 
अवज्ञा की तो उसने उन्हें एक कठोर से 
कठोर होने वाली पकड़ में ले लिया ।।।। 
निःसन्देह जब पानी खूब उफान पर 
आ गया, हमने तुम्हें नौका में उठा 
लिया ।॥2। 

ताकि हम उसे तुम्हारे लिए एक चर्चा के 
योग्य चिह्न बना दें और स्मरण रखने 
वाले कान उसे याद रखें ।।3। 

फिर जब बिगुल में एक ज़ोरदार फूंक 
मारी जाएगी ।4। 

और धरती और पर्वत उठाए जाएँगे 
और एक दम में कण-कण कर दिए 
जाएँगे ।।5। 

अत: उस दिन अवश्य घटित होने वाली 
(घटना) घटित हो जाएगी ।।6। 

और आकाश फट पड़ेगा । अत: उस दिन 
वह बोदा हो चुका होगा ।।7। 

और फ़रिश्ते उसके किनारों पर होंगे और 
उस दिन तेरे रब्ब के अर्श को उन सबसे 
ऊपर आठ (गुण) उठाए हुए होंगे ।।8।" 
उस दिन तुम पेश किए जाओगे । कोई 
छिपी रहने वाली (बात) तुम से छिपी 
नहीं रहेगी ।।9। 


पारः 29 
Fe a 
Oxy 
5-० 20-००. 9 «१: 9-०2 94०४ 
SEA 
3s IGG 
OX 
Le ८६६2०... Se ER i ] g 
(0७ | 95D दकः 
05 
£ EE अल 
(98 |$ A) ) %<2 | (3 ल््य्ख |3 ७ 
ESOC oN 
९) 5425 
OA ९७४४ २००५४ 
५ है: + 2 ० कं 
(04.25 22% ७७१४ ०-.| 
2 cl (2 LE CN (ATE 
- o> iit ME 
(2 A ११२ 9-९9 9) ८४५» 


जा 


BS SS Y ~ NA १२ 
OL 





: इस आयत से किसी को यह भ्रम न हो कि फ़रिश्तों को कोई भौतिक शक्ति प्राप्त है जिससे उन्होंने 
अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है । अर्श तो कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे उठाने के लिए भौतिक 
शक्ति की आवश्यकता है । वास्तविकता यह है कि अल्लाह तआला ही प्रत्येक वस्तु को उठाए हुए 
है । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु उसी के सहारे स्थित है । हज़रत मसीह मौऊद अलै. ने फ़र्माया है कि अर्श 
तो अल्लाह तआला के विशुद्ध और पवित्रता पूर्ण स्थान का नाम है और उसके समग्र सृष्टि से परे होने 


की अवस्था है । सूरः 


अल-फ़ातिहः में वर्णित अल्लाह के चार गुणवाचक नाम यथा :- + 


सूरः 69, अल-हाक्रक़ः 


अत: जिसका कर्म-पत्र उसके दाहिने 
हाथ में दिया जाएगा तो वह कहेगा, 
आओ मेरा कर्म-पत्र पकड़ो और 
पढ़ो ।20।7 

निःसन्देह मैं आशा रखता हूँ कि मैं 
अपना हिसाब सामने देखने वाला 


हूँ।2।। 
अत: वह पसंदीदा जीवन में होगा ।22। 


एक ऊँचे स्वर्ग में ।23। 


उसके (फल के) गुच्छे झुके हुए 
होंगे ।24। 

(कहा जाएगा) उन (कर्मो) के बदले में 
जो तुम बीते हुए दिनों में किया करते थे, 
मज़े से खाओ और पिओ ।25। 

और वह जिसे उसकी बायीं ओर से 
उसका कर्म-पत्र दिया जाएगा तो वह 
कहेगा, काश ! मुझे मेरा कर्म-पत्र न 
दिया जाता ।26। 

और मैं न जानता कि मेरा हिसाब 
क्या है ? ।27| 

काश ! वह (घड़ी) झगड़ा निपटाने 
वाली होती ।28। 

मेरा धन मेरे कुछ भी काम न 
आया।29। 


5९7 +2 7 PR ~ PI i 5 
Css 25 39 RE E 


पारः 29 


द 


~ 


aS ed 3 ~ ३+ -f Ls 
OA) sf OY 


il aslo 


ZZ? 


७2:2०. 72 ७ SG 


() ०5८3 [Fe Co = ०३7 
CLEANER AE 
SPE 


(a 45) ~ 8५ 547 2TT (84 





+रब्ब, रहमान, रहीम, और मालिके यौमिद्दीन को चार फ़रिश्तों से नामित किया गया है । “यह 
चारों गुणवाचक नाम हैं जो उसके अर्श को उठाए हुए हैं । अर्थात दुनिया में उसकी गुप्त सत्ता का 
ज्ञान इन गुणवाचक नामों के द्वारा होता है और यह ज्ञान परलोक में दोगुना हो जाएगा । अर्थात चार 
के बदले आठ फ़रिश्ते हो जाएँगे ।'' (चश्मा-ए-मअ्रिफ़त, रूहानी ख़ज़ाइन भाग 23 पृष्ठ 279) 

* अरबी शब्द हाउमु का अर्थ है ''पकड़ो'' (मुफ़रदात इमाम रागिब रहि.) 


सूरः 69, अल-हाक़्क़ः 


मेरा प्रभुत्व मुझ से बर्बाद हो कर जाता 
रहा ।30। 

(तब फ़रिश्तों से कहा जाएगा) उसको 
पकड़ो और उसे तौक़ पहना दो ।3।। 


फिर उसको नरक में झोंक दो ।32। 


अंतत: फिर ऐसी ज़जीर में उसे जकड़ दो 
जिस की लम्बाई सत्तर हाथ है ।33। 


निःसन्देह वह महिमाशाली अल्लाह पर 
ईमान नहीं लाता था ।34। 

और दरिद्रो को भोजन कराने की प्रेरणा 
नहीं देता था ।35। 

अत: आज यहाँ उसका कोई जान- 
न्योछावर करने वाला मित्र नहीं 
होगा ।36। 

और घावों के धोवन के सिवा कोई 
भोजन नहीं मिलेगा ।37।" 

जिसे अपराधियों के सिवा कोई नहीं 
खाता ।38। (रुकू -‡-) 

अतः सावधान ! मैं क़सम खाता हूँ, 
उसकी जो तुम देखते हो ।39। 


और उसकी भी जो तुम नहीं देखते ।40। 


निःसन्देह यह सम्माननीय रसूल का 
कथन है ।4]। 

और यह किसी कवि की बात नहीं । 
बहुत कम है जो तुम ईमान लाते 
हो।42। 


|| 


£ 


) 
& 
5 


पारः 29 


2४० 48 TR 


| हटके से कैम NS 


pe 4 552 

() ० ३ 29% 
SFT »:><। ०० 

6 |; 

20 २८.० ६८ Ge 
b pe र i 

cS 


~ 


balay ८ YO 


~*~ 


@ te 


(9 CS (७० ८ yas ५92 
3 ४» | 4 र आ 
CE I 


Y TI oS ir द Ca 
© YE Yl ssBYs 


TAZ 


SAYA GY 


५ 2-० 


०३32५: ५ 5.3 3७ 





ats 
Oy 


What comes forth from any wound, or sore whenitis washed. (E. W. lane) 


सूरः 69, अल-हाक़्क़ः 


और न (यह) किसी ज्यातिषी का कथन 
है । बहुत कम है जो तुम उपदेश ग्रहण 
करते हो ।43। 

समस्त लोकों के रब्ब की ओर से (यह) 
अवतरित हुआ है ।44। 

और यदि वह कुछ बातें झूठ के रूप में 
हमारी ओर सम्बन्धित कर देता ।45। 

तो हम उसे अवश्य दाहिने हाथ से पकड़ 
लेते ।46। 

फिर हम निःसन्देह उसकी प्राण-स्नायु 
को काट डालते ।47। 


फिर तुम में से कोई एक भी उससे (हमें) 
रोकने वाला न होता ।48।* 

और निःसन्देह यह मुत्तक्रियों के लिए 
एक बड़ा उपदेश है ।49। 

और निश्चित रूप से हम जानते है कि 
तुम में झुठलाने वाले भी हैं ।50। 

और निःसन्देह यह काफ़िरों के लिए एक 
बड़ा पछतावा है ।5।। 

और नि:सन्देह यह निश्चयात्मकता को 


पहुँचा हुआ विश्वास है ।52। 

अतः अपने महान रब्ब के नाम का 
2 

गुणगान कर ।53। (रुकू -ह) 


पारः 29 


Zz Z 
pe ~ 


BFS FEE esos 


og 


"2 छः 
b3\ 
Le 


N 


(9 es > % | ७ हि (४ ग uk ३.३% 
( ५ | ॥| i | 
0 ० दर्ज | CY श ट > 


# “८ 


Oslo ded 
Cee 
CAN, 
OER LE ILI Sal 


PSB / 8 24०) 
SEA SLE 


८: i Pe लड ~ > 27% 
~ श ~ 





* आयत संख्या 45 से 48 : इन आयतों में उन भरन्त धारणाओं का खण्डन किया गया है कि झूठी वहइ 
अल्लाह तआला की ओर सम्बन्धित करने वाले को कोई सांसारिक शक्ति बचा सकती है । 
वास्तविकता यह है कि झूठे दावेदारों के पीछे अवश्य कोई सांसारिक शक्ति होती है । इस के 
बावजूद वे और उनके साथी सहायक विनाश कर दिए जाते हैं | अतः हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सच्चाई का यह ज्वलंत प्रमाण है । क्योंकि आपके दावे के पश्चात सारा अरब 
आप सल्ल. का विरोधी बन गया था । इस आयत में यह बहुत ही सूक्ष्म तथ्य वर्णन किया गया है कि 
यदि यह रसूल अल्लाह पर एक छोटा सा भी झूठ गढ़ता और सारा अरब इसका विरोधी न होकर 
समर्थन में खड़ा हो जाता तब भी इस रसूल को अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकता था । 


|] | | 


70- सूरः अल-मआरिज 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 45 आयते हैं । 

इसकी पहली आयत ही में अल्लाह तआला ने एक ऐसे अज़ाब से सतर्क किया है 
जिसे काफिर रोक नहीं सकते । 

फिर अल्लाह तआला को ज़िल मआरिज (ऊँचाइयों वाला) घोषित किया गया है 
अर्थात्‌ उसकी ऊँचाई कई स्तरों युक्त आकाश पर ध्यान देने से किसी सीमा तक समझ में 
आ सकती है, अन्यथा उसकी ऊँचाइयों को कोई नहीं समझ सकता । यहाँ जिस ऊँचाई 
का वर्णन किया गया है, उस पर एक ऐसा विज्ञानिक प्रमाण मिलता है जिसका इस सूरः 
को आयत संख्या 5 में वर्णन है कि फ़रिश्ते उसकी ओर पचास हज़ार वर्षो में चढ़ते हैं । 
अब पचास हज़ार वर्षो में चढ़ने के दो अर्थ हो सकते हैं । प्रथम :- प्रचलित पचास हज़ार 
वर्ष । यदि यह अर्थ लिए जाएँ तो इसमें भी कोई संदेह नहीं कि संसार में प्रत्येक पचास 
हज़ार वर्ष के पश्चात ऐसा मौसमी परिवर्तन होता है कि सारी धरती बर्फ के ढ़ेरों से ढक 
जाती है और फिर नए सिरे से सृष्टि का आरम्भ होता है । 

द्वितीय :- यह ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर मिम्मा तउहून (जिसे तुम 
गिनते हो) नहीं कहा गया । पवित्र कुरआन की एक दूसरी आयत जिसमें एक हज़ार वर्ष 
का वर्णन है, उसे इसके साथ मिला कर पढ़ा जाए तो अर्थ यह बनेगा कि जो तुम लोगों 
को गिनती है, उसके यदि एक हज़ार वर्ष गिने जाएँ तो अल्लाह तआला का प्रत्येक दिन 
उस एक हज़ार वर्ष के समान होगा । और यदि प्रत्येक दिन को एक वर्ष के दिनों से गुणा 
किया जाए और फिर उसको पचास हज़ार वर्षो के दिनों से गुणा किया जाए तो जो अंक 
बनते हैं, वह अल्लाह के दिनों की अवधि को निश्चित करते हैं । अतः इस हिसाब से 
यदि पचास हज़ार वर्ष से जो अल्लाह तआला के दिन हैं उसे गुणा किया जाए तो अट्टारह 
से बीस अरब वर्ष बन जाएँगे जो वैज्ञानिकों के निकट ब्रह्माण्ड की आयु है । (000 % 
50,000 % 365 = ।8,250,000,000) अर्थात सृष्टि इस आयु को पहुँच कर 
अनस्तित्वता में समा जाती है और इसके बाद पुनः अनस्तित्व से अस्तित्व का निर्माण 
किया जाता है । 

यह इतनी दीर्घ अवधि है कि इसे मनुष्य बहुत दूर की बात समझता है परन्तु जब 
अज़ाब घटित होगा तो वह घड़ी बिल्कुल निकट दिखाई देगी । वह ऐसा अज़ाब होगा कि 
मनुष्य अपने सगे संबंधियों और अपने धन, जीवन तथा प्रत्येक वस्तु को उसके बदले में 
मुक्तिमूल्य स्वरूप दे कर उससे बचना चाहेगा, परन्तु ऐसा नहीं हो सकेगा । हाँ अज़ाब से 
पूर्व यदि मोमिनों में यह गुण हों कि वे अपनी नमाज़ पर डटे रहते हैं और सदा सोच समझ 


||| 


कर अदा करते हैं और इसके अतिरिक्त अपनी पवित्रता की सुरक्षा के लिए उन सभी शर्तों 
को पूरा करते हैं जो उन पर लागू की गई हैं तो ये वे भाग्यवान हैं जो इस अज़ाब से पृथक 
रखे जाएँगे । 

आयत सं. 42 में फिर इस बात की चेतावनी दी गई कि अल्लाह तुम से बे परवाह 
है । अतः यदि तुम दुराचार से नहीं रुकोगे तो अल्लाह तआला इस बात पर समर्थ है कि 
तुम्हारे स्थान पर नवीन सृष्टि ले आए । अतः जिस अज़ाब के घटित होने का समाचार 
दिया गया है उसी के वर्णन पर यह सूरः समाप्त होती है । 


चर्र 


र ऋ भह अर ऋ के के २ 





Z 











ही 5%) | है, Ce 7 BRA & 9 ASS द) esl 3) + 


आ बह बह बह जद जद जद औह जे डह अ5 जे जंह जब जध जद जद जद जे 3 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


किसी पूछने वाले ने एक अवश्य घटित & NEE CIC 
होने वाले अज़ाब के बारे में पूछा है ।2। CNS S 
ठ र से कोई चीज़ टालने वाली & 5५ हर 5 जी ! ] 
(वह) सभी ऊँचाइयों के स्वामी, ola Lois 
अल्लाह की ओर से है ।4। 


फ़रिश्ते और रूह उसकी ओर एक ऐसे | 35) बट ह 
दिन में चढ़ते हैं जिसकी गिनती पचास हु 


Eco Zs 2 ~ 3 4 
हज़ार वर्ष है ।5। OR [534 0४ 
अतः सम्यक रूप से धैर्य धारण कर ।6। © 2 [5.० rol 
निश्चित रूप से वे उसे बहुत दूर देख रहे Cuore] 
हैँ ।7। 
हँ ps (22 4x 74 
और हम उसे निकट देखते हैं ।8। OC 575 
ताँने है Ee 5 E पका, 2 5560 
जिस दिन आकाश पिघले हुए ताँबे की 0५८४४ ८28 ६5५ 
भाँति हो जाएगा ।9। 4 
धुनकी भाँति } ठ ita 3% ~ 
और पर्वत धुनकी हुई ऊन की भाँति हो Obs dE e 
जाएँगे ।।0। 
और कोई घनिष्ट मित्र किसी घनिष्ट Veen 
मित्र का (हाल-चाल) नहीं पूछेगा ।।।। 
वे उन्हें अच्छी प्रकार दिखला दिए जाएंगे। gl विकनक है कु हर 
अपराधी यह चाहेगा कि काश वह उस 
दिन के अज़ाब से बचने के लिए मुक्तिमूल्य OAs Ap 2 PEO? 


स्वरूप अपने पुत्रों को दे सके ।2। 


सूरः 70, अल-मआरिज 


और अपनी पत्नी को और अपने भाई 
को ।॥3। 

और अपने कुल को भी जो उसे शरण 
देता था ॥4। 

और उन सब को जो धरती में हैं । फिर 
वह (मुक्तिमूल्य) उसे उस अज़ाब से 
बचा ले ।5। 

सावधान ! निःसन्देह वह एक धुआँ 
विहीन आग की लपट है ।6। 


चमड़ी को उधेड़ देने वाली ।।7। 


वह हर उस व्यक्ति को बुलाती है जिसने 
पीठ फेर ली और मुँह मोड़ लिया ।।8। 
और (धन) इकट्ठा किया और संचय 
किया ।।9। 

निःसन्देह मनुष्य बहुत अधिक लालची 
पैदा किया गया है ।20। 

जब उसे कोई कष्ट पहुँचता है तो अत्यन्त 
विलाप करने वाला होता है ।2। 

और जब उसे कोई भलाई पहुँचती है तो 
बड़ा कंजूस हो जाता है ।22| 

हाँ, नमाज़ पढ़ने वालों का मामला भिन्न 
है ।23। 

वे लोग जो अपनी नमाज़ पर सदैव 
क़ायम रहते हैं ।24। 

और वे लोग जिनके धन-सम्पत्ति में एक 
निश्चित अधिकार है ।25। 

माँगने वाले के लिए और वंचित रहने 
वाले के लिए ।26। 

और वे लोग जो प्रतिफल दिवस की 
पुष्टि करते हैं ।27। 


पारः 29 


RRS 


है| कक रू लक ~ 
0० 4:> Kos 


® > ट PEI 452 
6942 Sls 


~ क+ ना री २ ~ 


ACD + 5 ~ rz 


है २% दई) [a ~ + 2 
DO YS) (a UP) yl (30७३ 


® [EE iE CS 


- 90 2४ 4....० 5] § 


क्र 
ola रच 52 


fp हा ~} 520 66 06 
Cp Co) | 4 | (3 ०४२ | 9 


६ 


ॐ 39.2 >> Z णा UN हु 
©) FLY 


3० 


ह 27 Z 2% 236 3 
ORD PIO SHON 





सूरः 70, अल-मआरिज पार: 29 
और वे लोग जो अपने रब्ब के अज़ाबसे 2५7५4८ ३४ 28 549 
डरने वाले हैं ।28। OO gigs 


निःसन्देह उनके रब्ब का अज़ाब ऐसा है 
जिससे बचा नहीं जा सकता ।29। 

और वे लोग जो अपने गुप्तांगों की सुरक्षा 
करने वाले होते हैं ।30। 

सिवाए अपनी पत्नियों के अथवा उन 
(स्त्रियों) के जिनके स्वामी उनके दाहिने 
हाथ हुए । अतः निःसन्देह वे धिक्कार 
योग्य नहीं हैं ।3।। 

अतः जिसने इसके अतिरिक्त (कुछ 
और) चाहा तो यही वे हैं जो सीमा से 
बढ़ने वाले हैं ।32। 

और वे लोग जो अपनी अमानतों और 
अपनी प्रतिज्ञाओं की लाज रखने वाले 
हैं ।33। 

और वे लोग जो अपनी गवाहियों पर 
अटल रहने वाले हैं ।34। 

और वे लोग जो अपनी नमाज़ों की 
सुरक्षा करते हैं ।35। 


यही वे हैं जिनसे स्वर्गो में सम्मानजनक 
व्यवहार किया जाएगा ।36। (रुकू ज) 
अतः उन लोगों को क्या हुआ था 
जिन्होंने इनकार किया कि वे तेरी ओर 
तेज़ी से दौड़े चले आते थे ।37। 

दाई ओर से भी और बाई ओर से भी, 
टोलियों में बंटे हुए ।38। 

क्या उनमें से प्रत्येक व्यक्ति यह आस 
लगाए हए है कि वह नेमतों वाले स्वर्ग में 
प्रविष्ट किया जाएगा ? ।39। 


y 2 22 72 
© Oi} 4) 29 


en 


~ 
+ 


Gadd 


od 


ON 


ZL 


DERN YES CoE 
ह 34 2 ० £ 22 Ea a7 


BR 
+ 5 i ~ 


(9 A 4-२ 


सूरः 70, अल-मआरिज 


कदापि नहीं ! नि:सन्देह हमने उनको 
उस चीज़ से पैदा किया जिसे वे जानते 
हैं ।40। 

अतः सावधान ! मैं पूर्वी दिशाओं और 
पश्चिमी दिशाओं के रब्ब की क्सम 
खाता हूँ, निश्चित रूप से हम समर्थ 
हैं ।4।| 

इस पर कि, उन्हें परिवर्तित कर के हम 
उनसे श्रेष्ठ ले आएँ । और हम से आगे 
बढ़ा नहीं जा सकता ।42। 

अतः उन्हें छोड़ दे, वे व्यर्थ बातों में और 
खेल-कूद में लगे रहें, यहाँ तक कि वे 
अपने उस दिन को देख लें जिसका उन्हें 
वचन दिया जाता है ।43। 

जिस दिन वे क़ब्रों से तीव्रता पूर्वक 
निकलेंगे, मानो वे कुर्बानगाहों की ओर 
दौड़े जा रहे हों ।44। 

इस अवस्था में कि उनकी आँखें झुकी हुई 
होंगी । उन पर अपमान छा रहा होगा । 
यह वह दिन है जिसका उन्हें वादा दिया 
जाता था ।45। (रुकू -ह-) 


oA poy el ६ 
063356) 

OA Es oes SOs 
OS Pe) 

(9०९ Sl sl pS PY oR 
७6552 8 ७: :45% 


~ > 
{7257 


Ye ६ २१२ 


/ 2 १२ ५: & | >~) 6 


Lo 
TS Fe ce 


a3 220 ia: 
६ 





5 आयत सं. 4 से 42 : इन आयतों में पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं के रब्ब को साक्षी ठहराया गया है । 
अर्थात भविष्यवाणी है कि एक ऐसा युग आएगा जब कई प्रकार के पूर्व और पश्चिम मुहावरों में 
प्रयोग किये जाएँगे । जैसे मध्यपूर्व, निकटपूर्व और सुदूरपूर्व इत्यादि । 
दूसरा इसमें यह आश्चर्यजनक तथ्य का वर्णन है कि अल्लाह तआला इस बात पर पूर्ण रूप से समर्थ 
है कि यदि वह चाहे तो मनुष्यों से उत्तम जीव को इस संसार में ला सकता है । 


||] 
7।- सूरः नूह 


यह सूरः मक्का निवास के आरम्भिक काल में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित 
इसकी 29 आयते हैं । 

पिछली सूरः के अंत में कहा गया था कि हम इस बात पर समर्थ हैं कि तुम से 
शरेष्ठ लोग पैदा कर दें । अब इस सूरः में कहा गया है कि नूह की जाति को मिले अज़ाब 
में छोटे रूप में यही स्थिति पैदा हुई थी कि पूरी की पूरी जाति डुबो दी गई सिवाए कुछ 
एक के जिन्होंने नूह अलै. की नौका में शरण ली थी । फिर उन लोगों से जो हज़रत नूह 
अलै. के साथ थे, एक नई और उत्तम पीढ़ी का आरम्भ किया गया । 

आयत सं. 5 में अल्लाह की निश्चित किए हुए समय का वर्णन है कि जब वह 
आएगा तो फिर तुम उसे टाल नहीं सकोगे । यह पिछली सूरः के विषयवस्तु कौ 
पुनरावृत्ति है । 

इसके पश्चात हज़रत नूह अलै. के अनुनय-विनय और प्रचार कार्य का उल्लेख 
किया गया कि केवल संदेश पहुँचा देना पर्याप्त नहीं हुआ करता बल्कि उस संदेश को 
समझाने के लिए एक नबी को एक प्रकार से अपने प्राण को संकट में डालना पड़ता है । 
ऐसा कोई उपाय वह नहीं छोड़ता जिससे अपनी जाति के बड़ों और छोटों को समझाया 
जा सकता हो । वह कभी अनुनय-विनय करके और कभी छिप-छिप कर समझाता है 
ताकि जाति के ऊँचे लोग, जनसाधारण के सामने सत्य को स्वीकार करके लज्जा का 
अनुभव न करें । कभी खुल्लम-खुल्ला उद्घोषणा कर के प्रचार करता है ताकि जन- 
साधारण को भी नबी से सीधा संदेश पहुँचे । अन्यथा उनके नेता तो उस संदेश को 
परिवर्तित करके लोगों में प्रस्तुत करेंगे । फिर कभी उन्हें लालच दिलाता है कि देखो ! 
यदि तुम ईमान ले आओगे तो आकाश से तुम पर कृपा -वृष्टि होगी । और कभी भयभीत 
कराता है कि यदि ईमान नहीं लाओगे तो आकाश से कृपा-वृष्टि के बदले अत्यन्त 
विनाशकारी वर्षा होगी और धरती भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेगी । बल्कि 
धरती से भी विनाश के स्रोत फूट पड़ेंगे | तब इस प्रकार बात पूरी हो जाने के पश्चात्‌ 
अन्ततः उनको समाप्त कर दिया गया और एक नई जाति की नींव डाली गई । 

अत: हज़रत नूह अलै. ने जो यह दुआ की थी कि अल्लाह तआला काफिरों में से 
किसी को शेष न छोड़े और सभी को विनष्ट कर दे । यह दुआ इस आधार पर की थी कि 
अल्लाह तआला ने आप को यह बता दिया था कि अब यदि ये लोग जीवित रखे गए तो 
ये केवल अवज्ञाकारी और दुराचारी को पैदा करेंगे । इनको संतानों से अब मोमिन पैदा 
होने की आशा समाप्त हो चुकी है । अतः जब अल्लाह के भक्तगण इस प्रकार बात पूरी 


|| 


कर दिया करते हैं तब उनका यह अधिकार बनता है कि विरोधियों के विनाश की दुआ 
करें | 

इसके अतिरिक्त इस सूर: में यह भी वर्णन है कि हज़रत नूह अलै. ने अपनी जाति 
को ध्यान दिलाते हुए यह कहा कि तुम अल्लाह तआला को एक गरिमाशाली सत्ता के 
रूप में क्यों स्वीकार नहीं करते ? उसने तुम्हें भी तो कई स्तरों में आगे बढ़ाते हुए पूर्णता 
को पहुँचाया है । और यही बात आकाश के कई स्तरीय ऊँचाइयों से प्रमाणित होती है । 
यह विषय एक प्रकार से उस जाति की समझ से परे था । न उसे अपने अतीत का ज्ञान 
था कि कैसे कई स्तरों से होते हुए वे पैदा हए, न अपने भविष्य का ज्ञान था । न वे 
आकाश की अनेक स्तरों वाली ऊँचाइयों का ज्ञान रखते थे । संभवतः यह एक 
भविष्यवाणी है कि भविष्य में जब एक नई कश्ती-ए-नूह बनाई जाएगी तो उस युग के 
लोगों को इन सब बातों का ज्ञान हो चुका होगा । फिर भी यदि वे अनेकेश्‍वरवाद के 
फैलाने से न रुके और उन पर प्रत्येक प्रकार से बात पूरी कर दी गई तो अन्ततः: उनके 
लिए यह दुआ अवश्य पूरी हो कर रहेगी :- 7. फ़ सह हिक हुम तस्हीकन 2. व ला 
तज़र अलल अर्‌ज़ि मिनल काफिरी न शरीरन । अर्थात्‌ ।. हे अल्लाह ! तू इन्हें पीस 
कर रख दे । 2. हे अल्लाह ! धरती में किसी दुष्ट काफिर को मत छोड़ । 


सूरः 7।, नूह 





AS ८» १) 








जे 35 जद अब अ अ4 जे 2 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
निःसन्देह हमने नूह को उसकी जाति की 
ओर भेजा कि तू अपनी जाति को सतर्क 
कर, इससे पूर्व कि उनके पास पीड़ा 
जनक अज़ाब आ जाए ।2। 

उसने कहा, हे मेरी जाति ! नि:सन्देह मैं 
तुम्हारे लिए एक खुला-खुला सतर्क 
करने वाला हूँ ।3। 

कि अल्लाह की उपासना करो और 
उसका तक़वा धारण करो और मेरा 
आज्ञापालन करो ।4। 

वह तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा और 
एक निर्धारित समय तक ढील देगा । 
निःसन्देह अल्लाह का (निश्चित किया 
हुआ) समय जब आ जाता है तो उसे 
टाला नहीं जा सकता । काश तुम 
जानते ! ।5। 

उसने कहा, हे मेरे रब्ब ! मैंने अपनी 
जाति को रात को भी और दिन को भी 
आमंत्रित किया ।6। 

अतः मेरे निमंत्रण ने उन्हें भागने के 
सिवा किसी चीज़ में नहीं बढ़ाया ।7। 
और निःसन्देह जब कभी मैंने उन्हें 
निमंत्रण दिया, ताकि तू उन्हें क्षमा 
कर दे उन्होंने अपनी उंगलियाँ अपने 
कानों में डाल लीं । और अपने कपड़े 





A जई औ॥ 3६ 


SA A A A बडे 


SOT 53) 5 04 88 


'3| ४) 
3 2५५ RE हे 72% 
- 399 


Deed ००४ १०-५५ 


© 5) 53) 5५ ८४3 ५७3 ५2 ५.५ 

ठ्र्व id डक RD FP OP ० 

| > ०-७) da) sf E (52 | 
०६२१८ sh” 5 Roe | Ee 537 T 

94-०9 el 3 sgn Ls) 


सूरः 7], नूह |] | पारः 29 


लपेट लिए और बहुत हठ किया और Olena 2 deine 
बड़े अहंकार का प्रदर्शन किया ।8। 


उन्हें y Z = > 277 ०% rf ई 
फिर मैंने उन्हें ऊँची आवाज़ से भी Olle oe Usd 


निमंत्रण दिया ।9। 
फिर मैंने उनके लिए घोषणाएँ भी कीं अंडा CER 

और बहुत गुप्त रूप से भी काम MOR 
लिया ।0| बे 
अतः मैंने कहा, अपने रब्ब से क्षमा ६५5" 54८४० 5 | 8६ 
माँगो निःसन्देह वह बहुत क्षमा करने हु i FEA 
वाला है ।।]। Fe 
वह तुम पर लगातार बरसने वाला बादल Oss 
भेजेगा ।।2। SN 


और वह धन और संतान के साथ तुम्हारी URS SOL SOA oS 
सहायता करेगा । और तुम्हारे लिए 


z lf ASG 2 


बागान बनाएगा और तुम्हारे लिए नहें NO SAAN 
जारी करेगा ।।3। 

तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह Osa Gg ST 
से किसी गरिमा की आशा नहीं 

रखते ? ।।4। 

हालाँकि उसने तुम्हें अनेक ढंगों से पैदा CUPS EE 
किया ।5। 

क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने सात MES T FEES 
आकाशों को किस प्रकार अनेक स्तरों में 7 A हु स्ट | 
पैदा किया ? ।।6| OBL 
और उसने उनमें चन्द्रमा को एक 5 50 Ce FE je 
प्रकाशमय और सूर्य को एक उज्ज्वल DE RE 
प्रदीप बनाया ।7। 


तुम्हें धरती Re (६, ०:५१ ८४ Fe Aa 
और अल्लाह ने तुम्हें धरती से वनस्पति DEC SN 
की भाँति उगाया ।8। 
फिर वह तुम्हें के उस में वापस कर ८ 285 ६ -- 3% 5 
देगा और तुम्हें एक नए रंग में 


पार; 29 


सूरः 7, नूह E 


निकालेगा।।9।* 


और अल्लाह ने धरती को तुम्हारे लिए 
बिछाया हुआ बनाया ।20। 

ताकि तुम उसके खुले-खुले रास्तों पर 
चलो फिरो ।27। (रुकू --) 

नूह ने कहा, हे मेरे रब्ब ! निःसन्देह 
उन्होंने मेरी अवज्ञा की और उसका 
अनुसरण किया जिसे उसके धन और 
संतान ने घाटे के अतिरिक्त और किसी 
चीज़ में नहीं बढ़ाया ।22। 

और उन्होंने बहुत बड़ा षड्यन्त्र 
किया ।23। 

और उन्होंने कहा, कदापि अपने 
उपास्यों को न छोड़ो और न वद को 
छोड़ो और न सुवा को और न ही 
यगूस और यऊक़ और नखर को 
(छोड़ो) ।24।” 

और उन्होंने बहुतों को पथभ्रष्ट कर 
दिया और तू अत्याचारियों को 


Bs] 


Ree 


OULU ० ४। ०५०४ «६405 
0 5 हल bes ° ५22, [2 Fes 
E& OEE SLY 


~ 
287% ~~ 223 


Pr | ८3 a RE) 
88 :5 Yigg 


ESS 


RS,” 2 


9 °)2 ye 


| गा NCS A: 4१7६7 
Cok 5 Ys ES कह हैं 





* आयत सं. 4 से ।9 में मनुष्य के क्रमबद्ध रूप से विकास के विभिन्न दौर से गुज़र कर पैदा होने का 
वर्णन है । वे लोग जो यह समझते हैं कि अल्लाह तआला ने तत्काल सब कुछ इसी प्रकार पैदा कर 
दिया, वे अल्लाह तआला के गरिमाशाली होने का इनकार करते हैं क्योंकि एक गरिमाशाली सत्ता को 
कोई हड़बड़ी नहीं होती । वह प्रत्येक वस्तु को क्रमबद्ध रूप से विकसित करके ऊँचाई प्रदान करता 
है। इसी प्रकार अल्लाह तआला ने आकाशों को भी कई स्तरों में उत्पन्न किया । इन आयतों के अंत 
पर कहा हमने तुम्हें धरती से वनस्पति की भाँति उगाया । यह केवल मुहावरा नहीं बल्कि वास्तव 
में मनुष्य उत्पत्ति एक ऐसे समय से गुज़री कि वह केवल वनस्पति सदृश थी । और दूसरी आयत में 
इस दृश्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि बह उल्लेखनीय वस्तु नहीं था । (अद्‌ दहर, 


आयत : 


2) अर्थात्‌ मनुष्य अपनी उत्पत्ति में ऐसे पड़ाव से भी होकर गुज़रा है कि वह कोई 


उल्लेखनीय वस्तु नहीं था । इसमें सूक्ष्म रूप से इस ओर भी संकेत है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति 
वनस्पति दौर में से गुज़र रही थी तो उसमें आवाज़ निकालने अथवा आवाज़ सुनने के इन्द्रिय उत्पन्न 
नहीं हुए थे । उस वनस्पति कालीन जीवन पर पूर्ण रूप से खामोशी छाई थी । 


atats 
CO 


बद, सुवा, यगूस, यऊक़ और नस्र :- वे मूर्तियाँ जिनकी इस्लाम से पूर्व अरबवासी पूजा करते थे । 


सूरः 7, नूह 


असफलता के अतिरिक्त और किसी 

चीज़ में न बढ़ाना ।25। 

वे अपने पापों के कारण डुबोए गए फिर 

अग्नि में प्रविष्ट किए गए । अत: उन्होंने 

अल्लाह को छोड़ कर अपने लिए कोई 

सहायक न पाया ।26। 

और नूह ने कहा, हे मेरे रब्ब ! काफ़िरों 

में से किसी को धरती पर बसता हुआ न 

रहने दे ।27| 

निःसन्देह यदि तू उनको छोड़ देगा तो वे 

तेरे भक्तों को पथभ्रष्ठ कर देंगे । और 
कुकर्मी और बड़े कृतघ्नों के अतिरिक्त 
किसी को जन्म नहीं देंगे ।28।" 

हे मेरे रब्ब ! मुझे क्षमा कर दे । और मेरे 
माता-पिता को भी । और उसे भी जो 
मोमिन बनकर मेरे घर में प्रविष्ट हुआ । 

और सब मोमिन पुरुषों को और सब 
मोमिन स्त्रियों को क्षमा कर दे | और तू 
अत्याचारियों को सर्वनाश के अतिरिक्त 
किसी चीज़ में न बढ़ाना ।29। 


(रुकू 5 ) 


C2) Y | (2४) 5 Y i 


पारः 29 


Zl 2G 
COD) 


रे 2 ऽ हम रची sibs ~ 0:40 
SESE Sel ०2०5 ६५ 
SIP ENDORSE 


(9 I) ७ 


SSCs 2835 SY 


CHITOSE 


SESE RUNS 5०५६० 


LA 
ls 42 i 45६ 5 [५ 
५००2 9D 


fx ४«७ 2८४ 


_96 Co 


Y ६ 4८८ दर Cha) | 2926 ४ 
Ei OEY ४५५ 





: आयत सं. 27-28 हज़रत नूह अलै. की अपनी जाति के लिए जिस अहित-कामना का वर्णन है वह 
इस लिए था कि अल्लाह तआला ने उन को सतर्क कर दिया था कि अब यह जाति अथवा इसकी 
आगे की पीढ़ियाँ कभी ईमान नहीं लाएँगी । हज़रत नूह अलै. को व्यक्तिगत रूप से तो इस बात का 
ज्ञान नहीं हो सकता था । अवश्य अल्लाह तआला की ओर से ज्ञान पाकर उन्हों ने यह अहित- 


कामना की थी । 


||] | 


72- सूरः अल-जिन्न 


यह सूरः मक्का में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 29 आयतें हैं । 

इस सूरः का सूरः नूह से एक सम्बन्ध यह प्रतीत होता है कि इसमें भी लोगों को 
यह शुभ-समाचार दिया गया है कि तुम यदि इस संदेश को स्वीकार कर लोगे तो आकाश 
से तुम पर अधिकता के साथ कृपावृष्टि होगी और यदि नहीं करोगे तो तुम्हें सदा बढ़ते 
रहने वाले एक अज़ाब में डाल दिया जाएगा । सूर: नूह में जिस विनाशकारी बाढ़ का 
वर्णन है वह भी एक लगातार बढ़ते रहने वाली बाढ़ थी । 

अब हम इस सूरः के विषयवस्तु पर दृष्टि डालते हैं कि इसमें जिन्नों के सदर्भ में 
कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयवस्तु छेड़े गए हैं । विद्वानों का विचार है कि यहाँ जिन्नों से 
अभिप्राय अग्नि से बने हुए कोई अदृश्य जीव थे । हालाँकि प्रामाणिक हदीसों से सिद्ध है 
कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने पास आये हुए एक शिष्ट मंडल 
से, जिसके सदस्य इन अर्थो में जिन्न थे कि वे अपनी जाति के बड़े लोग थे, जब उनकी 
भेंट हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हुई तो उन्होंने अपना भोजन तैयार 
करने के लिए वहाँ आग जलाई थी । अतएव यहाँ पर कदापि किसी काल्पनिक जिन्न का 
वर्णन नहीं है । 

इसके अतिरिक्त उन्होंने जिन महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन छेड़ा है उनमें से एक 
यह भी है कि हम में से कुछ मूर्ख लोग विचित्र प्रकार की अज्ञानता की बातें अल्लाह 
तआला के साथ जोड़ा करते थे । इसी प्रकार हम में यह विचारधारा भी प्रचलित हो गई 
थी कि अब अल्लाह तआला कभी किसी नबी को नहीं भेजेगा । उन्होंने इस विचारधारा 
को इस कारण ग़लत घोषित कर दिया क्योंकि वे अपनी आँखों से एक महान नबी का 
दर्शन कर चुके थे । 

इसके पश्चात मस्जिदों के सम्बन्ध में कहा कि वह विशुद्ध रूप से अल्लाह के लिए 
बनाई जाती हैं । उनमें किसी और की उपासना उचित नहीं । फिर हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उपासना शैली का वर्णन है कि उपासना के बीच में आप 
सल्ल. को कई प्रकार के शोक और चिताएँ घेर लिया करती थीं और बार बार ध्यान भंग 
करने का प्रयत्न करती थीं । परन्तु आपका ध्यान इस के बावजूद पूर्णतया अल्लाह ही के 
लिए हुआ करता था । जबकि मनुष्य हर दिन यह देखता है कि उसकी खुशियाँ और 
उसके दुःख, उसके ध्यान को उपासना से हटाने में सफल हो जाया करते हैं । 

यहाँ एक बार फिर इस बात को दोहराया गया है कि जिस अज़ाब को तुम बहुत 
दूर देख रहे हो कोई नहीं कह सकता कि वह निकट है अथवा दूर । जब अज़ाब की घड़ी 


|| | 


आ जाए तो फिर चाहे उसे मनुष्य कितना ही दूर समझे उसे अवश्य निकट देखता है । 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अदृश्य का ज्ञान अधिकता पूर्वक 
दिया गया । आप सल्ल. स्वयं अदृश्य द्रष्टा नहीं थे बल्कि अल्लाह तआला यह ज्ञान सदा 
अपने रसूलों को ही प्रदान किया करता है जो अपने आप में अदृश्य विषय का कोई ज्ञान 
नहीँ रखते परन्तु जो अदृश्य विषय उनको बताया जाता है वह अवश्य पूरा हो कर रहता 
है । इसी प्रकार वे फ़रिश्ते जो रसूल की वहइ ले कर आते हैं, वे आगे और पीछे उसकी 
सुरक्षा करते हुए चलते हैं ताकि शैतान उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न कर सकें । 
अत: अल्लाह के महान रसूलों के बाद भी कई उनके अधीनस्थ रसूल आया करते हैं जो 
उस वहइ का सही अर्थ बताते हुए उसकी सुरक्षा करते हैं । 

0A 06 


78 


"३. इ न न्् र स 


78 


ह + 





~ 00° 


७७५४ SEUSS EY 


den ० #। । £ A 








5 
थे बेड बह ग हेड बह 


जद जद जड़ क 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
तू कह दे मेरी ओर वहइ किया गया है 
कि जिन्नों के एक समूह ने (कुरआन 
को) ध्यान से सुना, तो उन्होंने कहा, 
निःसन्देह हमने एक अद्भुत कुरआन 
सुना है ।2। 
जो भलाई की ओर मार्गदर्शन करता है। 
अत: हम उस पर ईमान ले आए । और 
हम कदापि किसी को अपने रब्ब का 
साझीदार नहीं ठहराएँगे ।3। 
और (कहा) कि निःसन्देह हमारे रब्ब 
की शान ऊँची है । उसने न कोई पत्नी 
अपनाई और न कोई पुत्र ।4। 
और निश्चित रूप से हम में से एक मूर्ख 
व्यक्ति अल्लाह पर बढ़-बढ़ कर बातें 
किया करता था ।5। 
और निःसन्देह हम सोचा करते थे कि 
मनुष्य और जिन्न अल्लाह पर कदापि 
झूठ नहीं बोलेंगे ।6। 
और निःसन्देह जन-साधारण में से कई 
ऐसे थे जो बड़े लोगों की शरण में आ 
जाते थे । अतः उन्होंने उनको कुकर्मा 
और अज्ञानता में बढ़ा दिया ।7। 
और उन्होंने भी धारण की थी जैसे तुम ने 
धारण कर ली कि अल्लाह कदापि किसी 
को नहीं भेजेगा ।8। 


A, /%+, 





bs 0 

$, + ® 

८“ 

a, 

॥ '.. ३.“ 

0५, 

>; ~ 

५, 

$ +, SN NS 
> A ऋए 


A A A बट 


FERTRET TTT 


~ ww 4 oid 


BENE 35358 
०८२८४ EAN EIT, 


oes lee see vA 

3 रूट 

Os Ys 

dele SE; 

y CEE Di 

6) 

El Bo EUS 

y | 35. ~ % ES 

OLS) 

35558 SY SOE ST 
|| [६2 

OL 3 SE 

टू Re i] Eid rd i CSIs 

3 (%& ~T2% 

I al 


सूरः 72, अल-जिन्न 


पारः 29 





और नि:सन्देह हमने आकाश को टटोला 
तो उसे सशक्त रक्षकों और आग की 
लपटों से भरा हुआ पाया ।9। 

और निःसन्देह हम सुनने के लिए 
उसकी वेधशालाओं पर बैठे रहते थे । 
अतः जो अब सुनने का प्रयत्न करता 
है, वह एक अग्निशिखा को अपनी 
घात में पाता है ।।0।” 

और निःसन्देह हम नहीं जानते थे कि 
क्या जो भी धरती में हैं उनके लिए बुरा 
चाहा गया है अथवा उनके रब्ब ने उनसे 
भलाई करने का इरादा किया है ? ।।।। 

और निःसन्देह हम में कुछ नेक लोग 
थे और कुछ हम में से उनसे भिन्न भी 
थे | हम विभिन्न सम्प्रदायो में बटे हुए 
थे ॥2। 

और अवश्य हमने विशवास कर लिया था 
कि हम कदापि अल्लाह को धरती में 
असमर्थ नहीं कर सकेंगे । और हम भागते 
हुए भी उसे मात नहीं दे सकेंगे ।।3। 

और निश्चित रूप से जब हमने हिदायत 
की बात सुनी, उस पर ईमान ले आए । 


“asia si Ces 


SSNS 


Olmos 
Eo! EAE EE 20 8. 


Cd ce AAT ~ न iz व 
CUSED IE 
५ Z 4 % sz कि ज्या दा Fe 
CI PISS 55 f| U2) | 


rE 





: आयत सं 2 से ।0 : इन आयतों में दो बातें विशेष रूप से स्पष्ट करने योग्य हैं । ये जिन्न जो हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में उपस्थित हुए थे, ये अपनी जाति के बड़े लोग थे 
और वे उस प्रकार के काल्पनिक जिन्न नहीं थे जिनकी कल्पना की जाती है । फिर उन्होंने अपना 
भोजन पकाने के लिए वहाँ आग भी जलाई और सहाबा रज़ि. ने उसके बाद वहाँ उनके बुझे हुए 
कोयले और भोजन की तैयारी के चिह्न भी देखे । इनके बारे में दृढ़ विचार यह है कि ये 
अफगानिस्तान में बसे बनी इस्राईल के एक प्रतिनिधि मण्डल का वर्णन है जो अपनी जाति के सरदार 
और बड़े लोग अर्थात जिन्न थे । उन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगमन का 
समाचार सुन कर स्वयं जा कर देखने का निर्णय किया था । उन्होंने लम्बे तर्क-वितर्क के पश्चात न 
केवल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दिल से सच्चा स्वीकार कर लिया बल्कि उस 
झूठे सिद्धान्त का भी इनकार किया कि हम मूर्खो की भाँति यह समझा करते थे कि अब अल्लाह कोई 
नबी नहीं भेजेगा । इसके बाद ये लोग अपनी जाति की ओर वापस गये और उस समय के समग्र 


सूरः 72, अल-जिन्न 


अतः जो भी अपने रब्ब पर ईमान लाए 
तो वह न किसी कमी का भय रखेगा 
और न किसी अत्याचार का ।।4। 

और निःसन्देह हममें से आज्ञाकारी भी थे 
और हम ही में से अत्याचार करने वाले 
भी थे । अत: जिसने भी आज्ञापालन 
किया, तो यही वे हैं जिन्होंने हिदायत 
की खोज की ।।5। 

और वे जो अत्याचारी थे, वे तो नरक 
का ईधन बन गए ।6। 


और यदि वे (अर्थात मक्का वासी) 
सही विचारधारा पर अडिग रहते तो 
हम उन्हें अवश्य प्रचुर मात्रा में जल 
प्रदान करते ।।7। 

ताकि हम उस के द्वारा उनकी परीक्षा 
करें । और जो अपने रब्ब के स्मरण से 
मुंह मोड़े उसे वह सदा बढ़ते रहने वाले 
एक अज़ाब में झोंक देगा ।।8। 

और निश्चित रूप से मस्जिदें अल्लाह ही 
के लिए हैं । अत: अल्लाह के साथ किसी 
(और) को न पुकारो ।9। 

और नि:सन्देह जब भी अल्लाह का भक्त 
उसको पुकारते हुए खड़ा हुआ तो वे झुंड 
के झुंड उस पर टूट पड़ने के निकट होते 
हैं ।20।” (कू +) 

तू कह दे मैं केवल अपने रब्ब को 
पुकारूंगा और उसके साथ किसी को 
साझीदार नहीं ठहराऊँगा ।2।। 


|||] 


पारः 29 
CY 


ES ३ (६५ [Roped > 3 (६५ ६4 ८ 
Osea es Osos Ee ७। $ 
Ol) Eke is A ही Gs 


og 9 ge) 2.2) Gls 
OLS 
AN BEIGE / | $ 


क) Z ~~ 
OAS ६५ sei 


~+, 57 ३ नई eerie 22 po ई 
SIGE URN ORS १-४ re 
5 ~~ 4s श्र 7 

CINOSAARECE ILE 


aE | 9235 Yah Sool 68 
olka 


Isis GALE GUSTS 


6।|524:56 ४ ४: 


SHIN ENEHE SIAM 


©| 


ल ५ 


~ 





«अफ़ग्रानिस्तान को मुसलमान बना लिया । 


* इस अर्थ के लिए देखें मुफ़ददात इमाम रागिब रहि. 


सूरः 72, अल-जिन्न 





तू कह दे कि मैं तुम्हें न किसी प्रकार 
की हानी पहुँचाने की और न किसी 
प्रकार की भलाई पहुँचाने की शक्ति 
रखता हूँ ।22। 

तू कह दे कि मुझे अल्लाह के मुक़राबले 
पर कदापि कोई आश्रय नहीं दे सकेगा । 
और मैं उसे छोड़ कर कदापि कोई आश्रय 
स्थल नहीं पाऊँगा ।23। 

परन्तु अल्लाह की ओर से प्रचार करते 
हए और उसके संदेशों को पहुँचाते हए” 
और जो अल्लाह की और उसके रसूल 
की अवज्ञा करेगा तो निःसन्देह उसके 
लिए नरक की अग्नि होगी । वे दीर्घ 
काल तक उसमें रहने वाले होंगे ।24। 
यहाँ तक कि जब वे उसे देख लेंगे । 
जिससे उन्हें डराया जाता है तो वे अवश्य 
जान लेंगे कि सहायक के रूप में कौन 
सबसे अधिक दुर्बल और संख्या की दृष्टि 
से सबसे कम था ।25। 

तू कह दे, मैं नहीं जानता कि जिससे 
तुम डराए जाते हो वह निकट है अथवा 
मेरा रब्ब उसकी अवधि को लम्बा कर 
देगा ।26। 

वह अदृश्य का ज्ञाता है । अतः वह 
किसी को अपने अदृश्य (मामलों) पर 
प्रभुत्व प्रदान नहीं करता ।27। 

सिवाए अपने मनोनीत रसूल के । 
फिर निश्चित रूप से वह उसके आगे 
और उसके पीछे सुरक्षा करते हुए 
चलता है ।28। 


2 cea के 4 * 2% Fr Cs % 4 
OOS 


5277+ a, ~ न! EN § 
(०४०४३ ६02 SANS 


री 
FR! 


iG है. 2 ५2 2 ~, 
SB YSN Y) 


Z 77 57 


® i 2 ~ 577 > 
Oo IRON? 





* देखें तफ़सीर कबीर, इमाम राज़ी रहि. 


सूरः 72, अल-जिन्न I[]] पारः 29 


ताकि वह जान ले कि वे (रसूल) अपने ; ,;; pele 0 60 
रब के संदेश को खूब स्पष्ट कके ६. ,, ५>ल्‍ 
पहुँचा चुके हैं । और जो उन के पास है 2५०08 94+ ३ ०९१५-5 
वह उसको घेरे हुए है और संख्या की ह 
दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को उसने गिन " 

रखा है ।29। (रुकू उ+) 


CRS 


|| 


73- सूरः अल-मुज़्ज़म्मिल 

यह सूरः मक्का निवास के आरम्मिक समय में उतरी थी और बिस्मिल्लाह सहित 
इसकी 2। आयते हैं । 

इससे पूर्ववर्ती सूरः में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उपासना 
करने की शैली का उल्लेख किया गया था । उसका विवरण इस सूर: के आरम्भ ही में 
मिलता है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रातों का 
अधिकतर भाग जाग कर अनुनय पूर्वक उपासना करने में बिताते थे । इन्द्रियनिग्रह का 
इससे उत्तम और कोई उपाय नहीं कि मनुष्य रात्रि को उठ कर उपासना के द्वारा अपनी 
आत्मलिप्साओं को कुचल डाले । 

इस सूरः में एक बार फिर हज़रत मूसा अलै. के साथ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की समानता वर्णन की गई है कि आप सल्ल. भी एक शरीयत धारक 
और ओजस्वी रसूल हैं । अतः हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष 
उपस्थित लोगों को चेतावनी दी गई है कि हज़रत मूसा अलै. से बढ़ कर ओजस्वी रसूल 
प्रकट हो चुका है । इसका विरोध करने से तुम्हारे सर्वनाश के अतिरिक्त और कोई 
परिणाम नहीं निकलेगा । जैसा कि हज़रत मूसा अलै. का विरोध करके एक बहुत बड़े 
अत्याचारी ने उन के संदेश को नकारने का दुस्साहस किया था तब उसे विनष्ट कर दिया 
गया । 

ioe 





थ्र 


oS 








CREE A, 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

हे अच्छी प्रकार चादर में लिपटने 
वाले ! ।2। 

रात्रि को (उपासनार्थ) खड़ा हुआ कर, 
परन्तु थोड़ा ।3। 

उसका आधा अथवा उससे कुछ थोड़ा 
सा कम कर दे ।4। 

अथवा उस पर (कुछ) बढ़ा दे और 
कुरआन को ख़ूब निखार कर पढ़ा 
कर।5। 

निःसन्देह हम तुझ पर एक भारी आदेश 
उतारेंगे ।6। 

रात्रि को उठना निःसन्देह 
(आत्मलिप्सा को) पाँव तले कुचलने 
के लिए अधिक प्रभावकारी और (साफ 
सीधी) बात करने में सर्वाधिक दृढ़ता 
(प्रदानकारी) है ।7। 

निःसन्देह तेरे लिए दिन को बहुत लम्बा 
काम होता है ।8। 

अतः अपने रब्ब के नाम का स्मरण कर 
और पूर्ण रूपेण पृथक होकर उसकी ओर 
झुक जा ।9। 

वह पूर्व और पश्चिम का रब्ब है 
उसके सिवा और कोई उपास्य नहीं । 
अतः कार्यसाधक के रूप में उसे 
अपना ले ॥0। 





२ ९ अब आह ॐ 


लक 
a 8 } 


4 ESS Esl ys 
४9 DAG HSS 


सूरः 73, अल-मुज़्ज़म्मिल 


और जो वे कहते हैं उस पर धैर्य धर और 
उनसे अच्छे रंग में अलग हो जा ।।।। 


और मुझे और ऐश्वर्य में पलने वाले 
झुठलाने वालों को (अलग) छोड़ दे और 
उन्हें कुछ ढील दे ।2। 

निःसन्देह हमारे पास शिक्षाप्रद कई 
साधन हैं और नरक भी है ।।3। 

और गले में फंस जाने वाला एक भोजन 
और पीड़ाजनक अज़ाब भी है ।।4। 

जिस दिन धरती और पहाड़ खूब 
प्रकम्पित होंगे और पहाड़ भुरभुरे टीलों 
के समान हो जाएँगे ।।5। 

निःसन्देह हमने तुम्हारी ओर एक रसूल 
भेजा है जो तुम्हारा निरीक्षक है । जैसा 
कि हमने फ़िरऔन की ओर भी एक 
रसूल भेजा था ।6। 


अतः फिरऔन ने उस रसूल की 
अवमानना की तो हमने उसे एक कठोर 
पकड़ में जकड़ लिया ।7। 

अतः यदि तुमने इनकार किया तो तुम 
उस दिन से कैसे बच सकोगे जो बच्चों 
को बूढ़ा बना देगा ।8। 

आकाश उस (के भय) से फट जाएगा । 
उसका (यह) वादा अवश्य पूरा होने 
वाला है ।।9। 

निःसन्देह यह एक बड़ा शिक्षाप्रद उपदेश 
है । अतः जो चाहे अपने रब्ब की ओर 
(जाने वाला) रास्ता अपना ले ।20। 


(रुकू उ) 


||! पारः 29 
2 |9 O99 & KES 9 
५:०८. हे ना 2:08: "कहीं: 

2८55 /225<-:॥5 _ 3 35५ 
OE bes | w a9 


(9 CS ४०६३ ९ 556 
GENCE EGE 
ESOC ON Sf 
[eels vs SE 
x3 NESS i 


2 


(2७ 
pe a 


bo 
+७ 


Ss 353 ५४४ 


05 


कक 


रा 


नी 


१२ > 349) pros 
(9 Ge OR) Ose 

(RXR 27 L 7+ हरे 
425 bis FE 
(99 9४०७० 
ERO EE ये 
ह css 


सूरः 73, अल-मुज़्ज़म्मिल 


निःसन्देह तेरा रब्ब जानता है कि तू रात 
का लगभग दो तिहाई भाग अथवा 
उसका आधा अथवा उसका तीसरा भाग 
(उपासनार्थ) खड़ा रहता है । और उन 
लोगों का एक दल भी जो तेरे साथ (खड़े 
रहते) हैं । और अल्लाह रात और दिन 
को घटाता बढ़ाता रहता है । और वह 
जानता है कि तुम कदापि इस (रीति) 
को निभा नहीं सकोगे । अतः वह तुम 
पर दयापूर्वक झुक गया है । अतः 
कुरआन में से जितना सम्भव हो पढ़ 
लिया करो । वह जानता है कि तुम में से 
रोगी भी होंगे । और दूसरे भी जो धरती 
में अल्लाह की कृपा चाहते हए यात्रा 
करते हैं । और कुछ और भी जो अल्लाह 
के मार्ग में युद्ध करेंगे । अत: उसमें से जो 
भी सम्भव हो पढ़ लिया करो । और 
नमाज़ को क़ायम करो । और ज़कात 
दिया करो और अल्लाह को उत्तम ऋण 
दान करो । और अच्छी चीज़ों में से जो 
भी तुम स्वयं अपने लिए आगे भेजोगे तो 
वही है जिसे तुम अल्लाह के समक्ष उत्तम 
और प्रतिफल की दृष्टि से श्रेष्ठ पाओगे । 
अतः अल्लाह से क्षमा याचना करो । 
निःसन्देह अल्लाह बहुत क्षमा करने 
वाला (और) बार-बार दया करने वाला 
है ।2।। (रुकू उ) 


||) 


पारः 29 


rd 


BGI Bs oss 
ORs AD sais 
Ose 3७09 3:33 5240 9 Ss 
Uz BG Sets 
SAO BS hE DBO 
OPNGOF Oss GB 
OF MS ES 
2५53४ 330७ LG ope 
NSN obs 5 ie 
bass CLs, lol 

| 
“a sei I> [oes |*2 

Fs GP >५ 


a €) oe SEE 4) 5 


)६ 


7 ¢ | २ R22 rc Td 
CR NO) 202 उ 


||| 


74- सूरः अल-मुहस्सिर 

यह सूरः मक्का निवास के आरम्भिक समय में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित 
इसकी 57 आयते हैं । 

जिस प्रकार पिछली सूरः में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
मुज़्ज़म्मिल कहा गया है । जैसे अपने आप को दृढ़ता पूर्वक एक कम्बल में लपेट लिया 
हो । इस सूरः में भी यही विषयवस्तु है और इस बात को स्पष्ट किया गया है कि वह 
कौन से कपड़े हैं जिन को नबी दृढ़ता पूर्वक अपने साथ लगा लेता है और जिनको स्वच्छ 
करता रहता है । यहाँ पर साधारण वस्त्र अभिप्राय नहीं है बल्कि सहाबा रज़ि. का 
उल्लेख है कि वे सहाबा रज़ि. जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समीप 
रहते थे आप सल्ल. की पवित्रकारी संगति से निरंतर पवित्र किए जाते हैं । और वे 
अपवित्रता को छोड़ते चले जाते हैं हालाँकि इससे पूर्व उनमें बहुत से ऐसे थे कि उनके 
लिए अपवित्रता से बचना संभव न था । इसके अतिरिक्त अपवित्रता से अभिप्राय मक्का 
के मुश्रिक भी हो सकते हैं और उनसे पूर्ण रूप से सम्बन्ध विच्छेद करने का आदेश दिया 
गया है । 

इस सूरः में ऐसे उन्नीस कठोर फ़रिश्तों का वर्णन है जो अपराधियों को दंड देने में 
कोई नरमी नहीं दिखाएँगे । यहाँ उन्नीस का अंक कुछ ऐसी मनुष्य शक्तियों की ओर 
संकेत कर रहा है जिनके अनुचित प्रयोग के परिणाम स्वरूप उन के लिए नरक अनिवार्य 
हो सकता है । सिर से पाँव तक अल्लाह तआला ने जो अंग मनुष्य को प्रदान किए हैं, 
जिनसे यदि यथोचित ढंग से काम लिया जाए तो मनुष्य पापों और भूल-चूक से बच 
सकता है । इन अंगों की संख्या लगभग उन्नीस है । परन्तु जो भी संख्या हो, यह सूर: इस 
बात पर प्रकाश डाल रही है कि अल्लाह तआला की सेना असंख्य हैं और उन्नीस के अंक 
पर ठहर कर यह न समझना कि केवल उन्नीस फ़रिश्ते ही हैं । अल्लाह तआला के अज़ाब 
पर तैनात फ़रिश्ते भी असंख्य हैं जो परिस्थिति के अनुकूल मनुष्य को दड देने के लिए 
नियुक्त किए जाते हैं । 

इसी सूरः में एक चन्द्रमा की भविष्यवाणी की गई है जो सूर्य के पश्चात उसका 
अनुगमन करते हए प्रकट होगा । यह भी बहुत अर्थपूर्ण बात है । यही विषयवस्तु सूरः 
अश-शम्स में भी वर्णित है । 


४2882 





ऐ१, 
w 
ER FD, - , (6 4८; ds’ 
= CN - 
EEE EEE EE EEE EEE EEE 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा Mes NEE) PE 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।। । 





DN OE NE 
eo 5) Ce 
Ss 








2 “5६६ (१0 
हे कपड़ा ओढ़ने वाले ! ।2। ७ 2--०॥ ५१५ 
क 3 ड 
उठ खड़ा हो और सतर्क कर ।3। Obs 
धर FC ES rz 
और अपने रब्ब की ही बड़ाई वर्णन 548 2555 
कर ।4। 
जहा i कपड़ों ल ~ (३ ~ 
और जहाँ तक र डो (अर्थात ह i LES 
निकटतम साथियों) का सम्बन्ध है, तू ; 
(उन्हें) बहुत पवित्र कर ।5। 
जहां र ध 32 4927. 5. ७ ला 
और जहाँ तक अपवित्रता का सम्बंध है 5 2-४४ 52.7५ 
तो उससे पूर्ण रूप से अलग रह ।6। 
धक उद्दे रय Gn ७४ 3६ #[ tz 
और अधिक पाने के उद्देश्य से परोपकार & ERE 
न किया कर ।7। 
और अपने रब्ब ही के लिए धैर्य धर ।8। ७० ०५७८४ )५ 
पर NO कक (६ 
अतः जब शंख फूंका जाएगा ।9। OPENS NL 
तो वही वह दिन होगा जो बहुत कठोर hss 2 F262 
ही ह्‌ दि हो ड (2 De ~ FS 4८ 42 HS 
दिन होगा ।0| 
काफ़िरों के लिए दयाहीन ।!।। OS AE RSE 
उसको मैं y Z NF आज 27 272° 2% 
मुझे और उसको जिसे मैं ने पैदा किया, (| £ £ 555 35 
अकेला छोड़ दे ।।2| 
मैंने उसके में धन 2 Z 2224 a | ¢ CARS gs 
और मैंने उसके लिए प्रचुर मात्रा में धन levee: 
बनाया था ।।3। 
ट 2 DIES 58 ०.८ ८ 
और दृष्टि के समक्ष रहने वाले पुत्र O54 


पुत्रियाँ |4। 


सूरः 74, अल-मुदस्सिर 


और मैंने उसके लिए (धरती को) 
सर्वोत्तम पालन-पोषण का पालना 
बनाया ।।5। 

फिर भी वह लालच करता है कि मैं और 
अधिक बढ़ाऊँ ।।6। 

कदापि नहीं ! नि:सन्देह वह तो हमारे 
चिह्लों का शत्रु था ॥7। 

मैं अवश्य उस पर एक बढ़ती चली जाने 
वाली विपत्ति चढ़ा लाऊँगा ।।8। 
निश्चित रूप से उसने भली प्रकार विचार 
किया और एक अनुमान लगाया ।।9। 
अतः सर्वनाश हो उसका, उसने कैसा 
अनुमान लगाया ।20। 

उस का फिर सर्वनाश हो, उसने कैसा 
अनुमान लगाया ।2!। 


फिर उसने नज़र दौड़ाई ।22। 


फिर त्योरी चढ़ाई और माथे पर बल डाल 
लिए ।23। 

फिर पीठ फेर ली और अहंकार 
किया ।24। 

तब कहा, यह तो केवल एक जादू है 
जिसे अपनाया जा रहा है ।25। 

यह एक मनुष्य के कथन के अतिरिक्त 


कुछ नहीं ।26। 
मैं अवश्य ही उसे सक्र में डाल 
दूँगा।27। 


और तुझे क्या पता कि सक़र क्या 
है? ।28। 

न वह कुछ शेष रहने देती है, न (पीछा) 
छोड़ती है ।29। 


पारः 29 
2 25 २5५ 2 G7 
(9०५७० Cee 
३ ~ 5 SE 5 द 


Ne 


2 
कै 


y बीज 7 AZZ i a 
© ed 9 eS 


सूरः 74, अल-मुदस्सिर 
चेहरे को झुलसा देने वाली है ।30। 
उस पर उन्नीस (निरीक्षक) हैं ।3।। 


और हमने फ़रिश्तों के अतिरिक्त किसी 
को नरक के दारोगे नहीं बनाया । और 
हमने उनकी संख्या केवल उन लोगों की 
परीक्षा के लिए निश्चित की जिन्होंने 
इनकार किया । ताकि वे लोग जिन्हें 
पुस्तक दी गई वे विश्वास कर लें । और 
वे लोग जो ईमान लाए हैं ईमान में बढ़ 
जाएँ । और जिनको पुस्तक दी गई, वे 
और मोमिन किसी शंका में न रहें । और 
जिनके मन में रोग है वे और काफ़िर कहें 
कि अन्ततः इस उदाहरण से अल्लाह का 
क्या उद्देश्य है ? इसी प्रकार अल्लाह 
जिसे चाहता है पथभ्रष्ट ठहराता है और 
जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है । 
और तेरे रब्ब की सेनाओं को उसके सिवा 
कोई नहीं जानता । और यह मनुष्य के 
लिए एक बड़े उपदेश के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं ।३2। (रुकू उ ) 


सावधान ! कसम है चन्द्रमा की ।33। 


और रात्रि की, जब वह पीठ फेर चुकी 
हो ।34। 

और प्रभात की, जब वह उज्ज्वलित हो 
जाए ।35। 

कि निश्चित रूप से वह बड़ी बातों में से 
एक है ।36। 

मनुष्य को डराने वाली ।37। 


पारः 29 


CEES 


© ~ 2% (६2८ ~ 


Vole desl ees 

| ia CG i 
SONGS BS CY 
Gg) al CNN 5 LS 


LICR sss 
AMEE SEN ICSI 
i JE b ५६५ ZI 2 

hs Mi “| 4) 


> स) Gs: en CSAs 
GSIYTeGS SNES 


६ ~ Bn 2 
gE OY 
y 2०772: 202 


सूरः 74, अल-मुदस्सिर 


ताकि तुम में से जो चाहे आगे बढ़े और 
जो चाहे पीछे रह जाए ।38। 

प्रत्येक जान जो कमाई करती है उसी की 
गिरवी होती है ।39। 

सिवाए दाहिनी ओर वालों के ।40। 


जो स्वर्गो में होंगे । एक दूसरे से पूछ रहे 
होंगे ।4।। 
अपराधियों के बारे में ।42। 


तुम्हे किस चीज़ ने नरक में प्रविष्ट 
किया ? ।43। 

वे कहेंगे, हम नमाज़ियों में से नहीं 
थे ।44। 

और हम दरिद्रां को भोजन नहीं 
कराते थे ।45| 

और हम व्यर्थ बातों में लगे रहने वालों 
के साथ लगे रहा करते थे ।46। 

और हम प्रतिफल दिवस का इनकार 
किया करते थे ।47। 

यहाँ तक कि मृत्यु हमारे निकट आ 
गई ।48। 

अत: उनको सिफ़ारिश करने वालों की 
सिफ़ारिश कोई लाभ नहीं देगी ।49। 
अतः उन्हें क्या हुआ था कि वे शिक्षाप्रद 
बातों से पीठ फेर लिया करते थे ।50। 
मानो वे बिदके हए गधे हों ।5।। 


बब्बर शेर से (डर कर) दौड़ रहे हों ।52। 


बल्कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति यही 
चाहता था कि (अपनी विचार-धारा 
के प्रचार-प्रसार के लिए) सर्वाधिक 


है 
€) 


CIES NSPE 
y CRS) > Pr Sal | pe ~ 
OFS Ia Eis 


ZX 


Os sl eC ~ 
E) Or) Fa | ~ U2 9H LS 9 


| > 27 w ~ हक 52 
ORM [SDSS ESS 


2 ees 2 
® Cad 
कक, 


~ 


ZiT 


i ठ 2 hs 
७ FESS 
U5 


~ ~57 
69% IRR 0००० 


a Fer 


2 og UL 

£] + SR Fy A [4 £ ~ a जज ~® 
(४2 

४०“ ail 2२. | > gs 


RS 6 जी 


Soi 


सूरः 74, अल-मुदस्सिर II)} पारः 29 


ग्रच्थ उसे 4 2, ६ bo 2 
प्रसारित होने वाले ग्रन्थ उसे दिए OFS 
जाते ।53। 
कदापि नहीं ! बल्कि वे परलोक से नहीं ठ | GFELY A NE 
डरते ।54। हु 

धान ! नि सन्देह एक 7 ७४. 27,4, 62 
साव । निःसन्देह यह एक बड़ा {i536 
उपदेश है ।55। F हे 

है है aig cs Pe 
अतः जो चाहे उसे याद रखे ।56। O85 SEU Cye3 


और अल्लाह की इच्छा के बिना वे “|£. : ६ 5 iL ८ 
उपदेश ग्रहण नहीं करेंगे । वही तक़वा : है हे 
का अधिकारी और क्षमादान का भी £६ ©5550 ० 9 (५००) 8) 9% 
अधिकारी है ।57। (रुकू 2) 


(0 
७ 
७ 
५ 





४६. इस विषयवस्तु का सम्बन्ध आयत जब ग्रन्थ प्रसारित किये जाएँगे (सूरः अत तक्वीर :7!) से है। 


||| 


75- सूरः अल-क्रियामः 


यह सूरः मक्का निवास के आरम्भिक समय में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित 
इसकी 4] आयते हैं । 

पिछली सूरः में नरकगामियों की स्वीकारोक्ति है कि उनको नरक का दंड इस 
कारण मिला कि वे परलोक का इनकार किया करते थे । परलोक के इनकार के कारण ही 
असंख्य अपराध जन्म लेते हैं और सारा संसार पाप से भर जाता है । अतः इस सूरः के 
आरम्भ में क़यामत के दिन को ही साक्षी ठहराया गया है और उस जान को भी जो बार- 
बार अपने आपको धिक्कारती है । यदि मनुष्य इस धिक्कार से लाभ उठा ले तो हज़ारों 
प्रकार के पापों से बच सकता है । 

क़यामत के इनकार का कारण यह बताया गया कि वे यह समझते थे कि जब 
उनके सारे अंग प्रत्यंग सड़-गल कर बिखर जाएँगे तो अल्लाह तआला किस प्रकार उनको 
इकट्ठा करेगा । यह केवल उनकी नासमझी थी क्योंकि कुरआन करीम स्पष्ट रूप से यह 
बात कई बार पेश कर चुका है कि तुम्हारे भौतिक शरीर के अंग इकट्रे नहीं किए जाएँगे 
बल्कि आध्यात्मिक शरीर के अंग-प्रत्यंग इकट्रे किए जाएँगे । परन्तु शत्रु अपने इस हठ 
धर्मिता पर अटल रहा ताकि अपने समय के रसूल से उपहास कर सके और परकाल के 
इनकार का तर्कसंगत कारण अपनी धारणानुसार प्रस्तुत कर सके । 

आयत संख्या 8, 9, ।0 में जिन बातों का उल्लेख है, उन्हें क़यामत पर लागू 
करना उचित नहीं । ये बातें क़यामत की निकटता के चिह्न हैं न कि कयामत की घटनाएँ 
हैं । क्योंकि क़यामत के दिन तो यह ब्रह्माण्ड व्यवस्था पूर्णतया नाश हो जाएगी । न यह 
सूर्य होगा, न यह चन्द्रमा, न इनके परिक्रमण की व्यवस्था, न उनका ग्रहण, न उसे कोई 
देखने वाला होगा । 

आयत जब आँखें पथरा जाएँगी से यह अभिप्राय है कि उन दिनों संसार पर 
भयानक अज़ाब आएँगे । आगे की आयत में जो यह कहा कि उस समय झुठलाने वाले के 
लिए भागने का स्थान नहीं रहेगा तो इससे स्पष्ट होता है कि सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण के 
चिह्न अल्लाह के एक प्रतिश्रुत पुरुष की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए प्रकट होंगे 
ताकि इनकार करने वालों पर बात पूरी हो जाए । 

सूर्य और चन्द्रमा का ग्रहण कब इकट्रे होगा ? इसका विवरण हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनानुसार यह है कि रमज़ान नामक एक ही महीना की 
निश्चित तिथियों में सूर्य और चन्द्रमा का ग्रहण होगा और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के कथनानुसार यह घटना उनके महदी के सच्चा होने का चिह्न है । 





||| 





अतः यह घटना घट चुकी है । इसी विषयवस्तु पर आधारित एक भविष्यवाणी हज़रत 
ईसा मसीह अलै. ने भी की थी । 

इसके पश्चात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक और चमत्कार 
का वर्णन है । इतनी बड़ी पुस्तक कुरआन करीम तेईस वर्षो में उतरी और उतरने के 
समय आप सल्ल. इस चिता में कि मैं इसे भूल न जाऊँ, अपनी जिह्वा को तेज़ी से हिला 
कर उसे याद रखने का प्रयास करते थे । परन्तु अल्लाह तआला ने आपको विश्वास 
दिलाया कि हम ने ही यह कुरआन उतारा है और हम ही इसे इकट्ठा करने की शक्ति 
रखते हैं । अतः एक निरक्षर व्यक्ति पर तेईस वर्षो में उतरने वाला कुरआन सुरक्षापूर्वक 
इकट्ठा किया गया । हज़रत मसीह मौऊद अलै. इस बात को एक महान चमत्कार 
ठहराते हैं कि इस तेईस वर्ष के समय में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर 
शत्रुओं ने प्रत्येक प्रकार के आक्रमण किए और उनको हत्या करने का प्रयत्न किया । 
यदि कुरआन के कुछ भाग उतरने के पश्चात ही नऊज़ुबिल्लाह (इस बात से हम 
अल्लाह की शरण चाहते हैं) आप सल्ल. को समाप्त करने में शत्रु सफल हो जाता तो 
कुरआन का एक सम्पूर्ण ग्रन्थ होने का दावा, मिथ्या और पूर्णतया अर्थहीन हो जाता । 

इस सूरः के अंत पर मनुष्य जन्म के विभिन्न चरणों का वर्णन करने के पश्चात 
कहा गया है कि वह निरंतर विकासशील है । अतः कैसे संभव है कि वह अन्ततोगत्वा 
अल्लाह तआला के समक्ष उपस्थित न हो और उसे अपने कर्मो का उत्तरदायी न ठहराया 
जाए । 

xe 





SES SN ७५४) 3 ७७ ed eo 3 3५०० PUN) 











> A ऋ॥ Ed 7, A, Eo i हिट है. “न 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
सावधान ! मैं क़यामत के दिन की क़सम 
खाता हूँ ।2। 

और सावधान ! मैं खूब धिक्कारने वाली 
आत्मा की भी क़सम खाता हूँ ।3। 

या मनुष्य (यह) विचार करता है कि 
हम कदापि उसकी हड्डियाँ इकट्ठा नहीं 
करेंगे ? ।4। 

क्यों नहीं ! हम इस बात पर खूब समर्थ 
हैं कि उसकी पोर-पोर (तक) को ठीक 
कर दें ।5। 

वास्तविकता यह है कि मनुष्य यह 
चाहता है कि वह उसके सामने पाप 
करता रहे ।6। 

वह पूछता है कि कयामत का दिन कब 
होगा ? ।7। 

तू (उत्तर दे कि) जब नज़र चौंधिया 
जाएगी ।8। 


और चन्द्रमा को ग्रहण लगेगा ।9। 


और सूर्य और चन्द्रमा इकट्रे किए 
जाएँगे ।0| 

उस दिन मनुष्य कहेगा, भागने का 
रास्ता कहाँ है ? ।।।। 

सावधान ! कोई आश्रयस्थल 


नहीं।।2। 


© > बह बह A 


cf 
{०१ gS कर 5 5 
OSES Hens 


SLAC SARS EVN 


\ 


है Fe) #& ei” oe) 54 £ 2 
(oil, ye | o> 


सूरः 75, अल-क्रियामः 


तेरे रब्ब ही के निकट उस दिन 
आश्रयस्थल है ।।3। 

उस दिन मनुष्य को सूचित किया जाएगा 
कि उसने क्या आगे भेजा था और क्या 
पीछे छोड़ा ।।4। 

वास्तविकता यह है कि मनुष्य अपनी 
जान पर गहन दृष्टि रखने वाला है ।।5। 
चाहे वह अपने बड़े-बड़े बहाने पेश 
करे ।॥॥6। 

तू इस (कुरआन) के पढ़ने के समय 
अपनी जिह्वा को इस कारण तीव्रता 
पूर्वक न हिला कि तू इसे शीघ्र- शीघ्र 
याद करे ।॥7। 

निश्चित रूप से इसका इकट्ठा करना 
और इसका पाठ किया जाना हमारी 
ज़िम्मेदारी है ।।8। 

अतः जब हम उसे पढ़ लें तो तू उसके 
पाठ का अनुसरण कर ।।9। 

फिर निःसन्देह उसको स्पष्ट रूप से 
वर्णन करना भी हमारे ही ज़िम्मा 
है।20| 

सावधान ! बल्कि तुम संसार को पसन्द 
करते हो ।2।* 

और परलोक का अनदेखा कर देते 
हो ।22। 

उस दिन कुछ चेहरे तरो-ताज़ा 
होंगे।23। 

अपने रब्ब की ओर दृष्टि लगाए 
हुए।24। 


पार; 29 


OEE E50) 


i है| $ हद >->१ १ ९) UY) eS 


NR 52 2८ FF UL र LE 
Fg OY 





* अरबी शब्द अल आजिलः का अर्थ संसार है । (शब्दकोश अल मुन्जिद) 


सूरः 75, अल-क्रियामः 


पारः 29 





जबकि कुछ चेहरे बहुत मलिन 
होंगे।25। 

वे विशवास कर लेंगे कि उनसे कमरतोड़ 
व्यवहार किया जाएगा ।26। 

सावधान ! जब जान हंसलियों तक 
पहुँच चुकी होगी ।27। 

और कहा जाएगा, कौन है झाड़-फूँक 
करने वाला ? ।28। 

और वह अनुमान लगा लेगा कि अब 
जुदाई (का समय) है ।29। 

और पिंडली पिंडली से रगड़ खा रही 
होगी ।30| 

उस दिन तेरे रब्ब ही की ओर हकाया 
जाना है ।3।। (रुकू उ ) 

अतः उसने न पुष्टि की और न नमाज़ 
पढ़ी ।32। 

बल्कि झुठलाया और मुँह फेर 
लिया।33। 


फिर अपने घर वालों की ओर अकड़ता 
हुआ गया ।34। 

तेरा सर्वनाश हो । फिर सर्वनाश 
हो।35। 


फिर तेरा सर्वनाश हो । फिर सर्वनाश 
हो ।36। 

क्या मनुष्य यह विचार करता है कि उसे 
निरंकुश छोड़ दिया जाएगा ? ।37। 

क्या वह केवल वीर्य को एक बूंद नहीं था 
जो डाला गया ? ।38। 

तब वह एक लोथड़ा बन गया । फिर उस 
(अल्लाह) ने उसका सृजन किया, फिर 
उसे संतुलित किया ।39। 


y FF 6 726 
#० « ७4494 Bd 
O57 2 50999 


Lb Zz ~क 2-2 ही z22T 
OSLO OY 


सूरः 75, अल-क्रियामः II)5 पारः 29 


फिर उसमें से जोड़ा बनाया अर्थात पुरष 7 ट १ fs +>> 
° ७) SY i EWS 
और स्त्री ।40। CE CF 


क्या वह इस बात पर समर्थ नहीं कि वह ह Oi] || 
मुर्दों को जीवित कर सके ? ।4]। > Ec So 


(रुकू इ ) 


|| 
76- सूरः अद-दहर 


यह सूरः आरम्भिक मक्की दौर में उतरी और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 32 
आयें हैं । 

इस सूरः में मनुष्य को उसकी उत्पत्ति की ओर ध्यान दिलाते हुए वर्णन किया गया 
है कि उस पर एक ऐसा भी समय आया है जब वह कोई उल्लेखनीय वस्तु नहीं था । 
हालाँकि मनुष्य जबसे अस्तित्व में आया है समग्र सृष्टि में वही सबसे अधिक उल्लेखनीय 
वस्तु था । यहाँ मनुष्य की आरम्भिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है कि मनुष्य 
ऐसे आरम्भिक, विकासोन्मुख दौर में से गुज़रा है जब वह किसी प्रकार उल्लेखनीय वस्तु 
नहीं था । यह वह समय जान पड़ता है जब पक्षियों को भी बोलने की क्षमता प्रदान नहीं 
की गई थी और धरती पर एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था । इस दौर से गुज़ार कर 
मनुष्य को पैदा किया गया और फिर उसे सुनने और देखने वाला बना दिया गया । अतः 
जिस अल्लाह ने मिट्टी को सुनने और देखने की शक्ति प्रदान की वह इस बात पर भी 
समर्थ है कि उसे दोबारा पैदा कर दे और उसके सुनने और देखने की शक्ति का हिसाब 
लिया जाए । 

इसके बाद स्वर्गगामियों के विशेष गुणों का विवरण मिलता है कि वे किसी पर इस 
कारण उपकार नहीं करते कि उसके बदले उनके धन-सम्पत्ति बढ़ जाएँ । जब भी वे 
किसी से सद्‌-व्यवहार करते हैं तो यह कहते हैं कि हम तो केवल अल्लाह की प्रसन्नता 
प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं । इसके बदले में हम तुमसे किसी प्रतिफल अथवा धन्यवाद 
पाने की कदापि अभिलाषा नहीं रखते । 


$ 72292 


सूरः 76, अद-दहर 





र 9 मार न क क न बह न 



















श्र 
s £ 
5 47 


७७४5 १६5४9 soi ed «८ LS i 














4६ हेह ज5 3६ ; 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

क्या मनुष्य पर काल भर में से कोई ऐसा 
क्षण भी आया था जब कि वह कोई 
उल्लेखनीय वस्तु नहीं था ? ।2। 
निःसन्देह हमने मनुष्य को एक मिश्रित 
वीर्य से पैदा किया जिसे हम विभिन्न 
प्रकार की आकृतियों में ढालते हैं । फिर 
उसे हमने सुनने (और) देखने वाला बना 
दिया ।3। 

निःसन्देह हमने उसे सीधे रास्ते की ओर 
निर्देशित किया । चाहे (वह) कृतज्ञ 
बनते हुए चाहे कृतघ्न बनते हुए (उस 
पर चले) ।4। 

निःसन्देह हमने काफ़िरों के लिए 
भाँति-भाँति की ज़ंजीरें और तौक़ 
और एक धधकती हुई अग्नि तैयार 
किए हैं ।5। 

निःसन्देह नेक लोग एक ऐसे प्याले 
से पियेंगे जिसमें कर्पूर का गुण 
होगा।6। 

एक ऐसा स्रोत, जिससे अल्लाह के भक्त 
पिएँगे । जिसे वे फाड़-फाड़ कर विस्तृत 
करते चले जाएँगे ।7। 

वे (अपनी) मन्नत पूरी करते हैं और उस 
दिन से डरते हैं जिसका अनिष्ट फैल 
जाने वाला है ।8। 


Ye ५ 
जे बेड 









१ ४५८ 5८ ° न 
CEE 


Ne 


EEE GGG) 
© 22 0222 sis | ~~ 42 ¢ 


७ SSE NLU) 
055 

MES Esse Uy 
Olas 


> 
DI dd 


GES 20F5 IHN) 
FS 
[RE PR oe कक Ui 


(७ ~ SIMS ~ 
| Z2 3% 
Ded > 


52 


cn E Gs EE 42% 2 
OF GsOPE 32-2५ 09% 
0) Ie 2 


सूरः 76, अद-दहर 4498 पार: 29 


और वे भोजन को, उसकी चाहत के ६६: «& र CNS a3 
होते हुए भी दरिद्रं और अनाथों और ' of SR Ee 
बन्दियों को खिलाते हैं ।9। 750 
(और उनसे कहते हैं कि) हम तुम्हें 75:०4 5 ४4425) ५5 ८5| 
केवल अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के ol ३ 
लिए भोजन करा रहे हैं । हम कदापि OFAN 
तुमसे न कोई बदला और न कोई 

धन्यवाद चाहते हैं ।।0। 

निःसन्देह हम अपने रब्ब की ओर से Coe bo Usui 
(आने वाले) एक त्योरी चढ़ाए हुए, de 
अत्यन्त कठिन दिन का भय रखते हैं ।।।। 

अतः अल्लाह ने उन्हें उस दिन के PE ; PPE 
अनिष्ट से बचा लिया और उन्हें ताज़गी 5 pl कट ER आ र 
और आनन्द प्रदान किए ।।2। 9327 
और उसने उनको उनके धैर्य धारण के 6 
कारण एक स्वर्ग और एक प्रकार का 

रेशम प्रतिफल स्वरूप दिया ।।3। 

वे उसमें पलंगों पर तकिया लगाए बैठे ६ > ।7$| ,}£ (६५ ८5-५४ <i 
होंगे न तो वे उसमें कड़ी धूप देखेंगे ८ १. its 


~ 


५०६८ 
0७ ह 


नी 
> 
° 


ZT 
£ 
4 


ब&? 7 7 i 52 lz oe 
25 Sy se 


और न कड़ाके की सर्दी ।।4। (922 ७4) ४१ WS) 092 
और उसकी छाहे उन पर झुकी हुई होंगी PRN lib 2 «(2६55 
और उसके फल पूरी तरह झुका दिए ७ न lie 


र A ७ )2 Usk Us 9 
Oly) 8554. | |$ 


जाएँगे ।।5। 

और उन के मध्य चाँदी के बर्तनों और 
ऐसे कटोरों का दौर चलाया जाएगा जो 
शीशे के होंगे ।।6| 

ऐसे शीशे जो चाँदी से बने होंगे 
उन्होंने उनको बड़ी कुशलतापूर्वक 
गढ़ा होगा ।।7। 

और वे उसमें एक ऐसे प्याले से (८। RIE 
पिलाए, जाएँगे जिसमें सोंठ का मिश्रण 


जे तर CoO IR 
OR Oe Fn gD 


सूरः 76, अद-दहर 
होगा ।।8। 


उसमें एक ऐसा अद्भुत स्रोत होगा जो 
सल्सबील कहलाएगा ।।9। 

और उन (की सेवा) में अमरत्व को 
प्राप्त किये हुए बच्चे घूमेंगे | जब तू 
उन्हें देखेगा तो उन्हें बिखरे हए मोती 
समझेगा ।20। 

और जब तू नज़र दौड़ाएगा तो वहाँ एक 
बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ा राज्य 
देखेगा ।2।। 

उन पर बारीक रेशम के और मोटे 
रेशम के हरे वस्त्र होंगे । और वे 
चाँदी के कंगन पहनाए जाएँगे और 


उन्हें उनका रब्ब पवित्र पेय 
पिलाएगा ।22। 
निःसन्देह यह तुम्हारे लिए बदले के रूप 


में होगा । और तुम्हारे प्रयासों का 
सम्मान किया जाएगा ।23। (रुकू उठ ) 
निःसन्देह हमने ही तुझ पर कुरआन 
को एक शानदार क्रम के साथ उतारा 
है ।24। 

अतः अपने रब्ब के आदेश (का पालन 
करने) के लिए दुढ़ता पूर्वक डटे रह । 
और इनमें से किसी पापी और बड़े 
कृतघ्न का अनुसरण न कर ।25। 

और सुबह शाम अपने रब्ब के नाम का 
स्मरण कर ।26। 

और रात्रि के एक भाग में उसके समक्ष 
सजद: में पड़ा रह और सारी-सारी रात 
उसका गुणगान करता रह ।27। 


पारः 29 

८ Li Be 

ONS) 

FE 

दर, 3 दिया -# i ES 52 $3; ~~ 
+ 03439 OBS ¢ 3333 


LARS 


Cals SEE) 


Z > 
(9 p) ele की DT 
| 
हु 
नी 


(हि हर ~ न ऊ er & ~ ७7% री ~ 

AN ४-४ | >> +>-२2 | | 3 | 9 
° ~ 

© eS ZI 2 Ie & 

र DS 5] Cs BS I) 

7 gL DE se 


पे >> ra 72% 2 


(2 EE IER | 3 3s | § 


श AWr 232 ~ 


34 (5 SEES 2.29 


Re 


\ 
ध 


पर 


ASCO SEI SIONS) 
2 £ Zs Si 
€ Ol) gs + 


BW YEO SESE 
FON ISDS SE 
Zs Fo ८ 


Ys | SS ७05 less 


ye Rs woz | 24 2 ७ 82 | < 3 
ON »& 


~ 


सूरः 76, अद-दहर 


निःसन्देह ये लोग संसार से प्रेम करते हैं। 
और अपने पीछे एक भारी दिन की 
अनदेखी कर रहे हैं ।28। 

हमने ही उनको पैदा किया है और उनके 
जोड़बंद सशक्त बनाए हैं । और जब हम 
चाहेंगे उनकी आकृतियों को एकदम 
परिवर्तित कर देंगे ।29| 

निःसन्देह यह एक बड़ा शिक्षाप्रद उपदेश 
है । अतः जो चाहे अपने रब्ब की ओर 
(जाने वाला) मार्ग अपना ले ।30। 

और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते (कि 
हो जाए) सिवाए इसके कि (वही) 
अल्लाह चाहे । निःसन्देह अल्लाह स्थायी 
ज्ञान रखने वाला (और) परम 
विवेकशील है ।3]। 

वह जिसे चाहता है अपनी कृपा में 
प्रविष्ट करता है । और जहाँ तक 
अत्याचारियों का संबंध है, उनके लिए 
उसने पीड़ादायक अज़ाब तैयार कर 
रखा है ।32। (रुकू न ) 


|!| | पारः 29 
55555 Soil 5२०२ NF 6 
CDE 92०25 | ) 2 


ele 
Ys 85 


EFS] 

O50) 

WB WEES WEES 

७५७५८: ८०८४ 

Gls CS GES 
Y ही i 

हि OG 


|! | | 


77- सूरः अल-मुर्सलात 


यह सूरः मक्का में अवतरित हुई और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 5। आयते हैं । 

इस सूरः के आरम्भ में ही फिर से भविष्य की वह घटनाएँ जो अंत्ययुगीनों के दौर 
से सम्बंध रखती हैं, वर्णन की गई हैं और उस युग की वैज्ञानिक प्रगतियों को गवाह 
ठहराया गया है, कि जिस अल्लाह ने इन अदृश्य विषयों की ख़बर दी है वह हर प्रकार की 
क्रांति पैदा करने का सामर्थ्य रखता है । इस प्रसंग में कुछ ऐसे उड़ने वालों का वर्णन है 
जो आरम्भ में धीरे-धीरे उड़ते हैं और फिर तूफ़ानी रफ़्तार पकड़ लेते हैं | इस समय के 
तेज़ रफ़तार वायुयानों की भी यही अवस्था है कि पहले धीरे-धीरे उड़ना शुरू करते हैं 
और फिर उनकी गति में बहुत तेज़ी आ जाती है । और इन वायुयानों के द्वारा शत्रुओं से 
युद्ध करते हए उन पर परचे फेंके जाते हैं और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि तुम 
हमारे साथ हो जाओ तो हम तुम्हारे सहायक होंगे अन्यथा हमारी पकड़ से तुम्हें कोई 
बचा नहीं सकेगा । 

फिर फर्माया, फिर जब आकाश के सितारे मलिन पड़ जाएँगे और जब आसमान 
पर चढ़ने के लिए मनुष्य विभिन्न उपाय अपनायेगा यहाँ सितारे मलिन पड़ने से यह 
अभिप्राय प्रतीत होता है कि जब सहाबा रज़ि. का युग बीत चुका होगा और वह प्रकाश 
जो इन सितारों से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत प्राप्त किया 
करती थी वह भी माँद पड़ चुका होगा । 

फिर फर्माया, जब बड़े-बड़े पर्वतों के समान शक्तियाँ जड़ों से उखेड़ दी जाएँगी 
और सभी रसूल भेजे जाएँगे । इस आयत के सम्बन्ध में विद्वान यह भ्रांति उत्पन्न करने 
की चेष्टा करते हैं कि यह क़यामत का दृश्य है । परन्तु क़यामत में तो कोई पर्वत उखेड़े 
नहीं जाएँगे और रसूल तो इस संसार में भेजे जाते हैं, क़यामत के दिन तो नहीं भेजे 
जाएँगे। अतः यहाँ निश्चित रूप से यही अभिप्राय है कि कुरआन करीम की भविष्यवाणी 
के अनुसार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दासता को पूर्ण रूपेण अपना 
कर और आप सल्ल. का आज्ञापालन करते हुए एक ऐसा नबी आएगा जिसका आना 
अतीत के सब रसूलों का आना होगा । अर्थात उसके प्रयासों से पिछली सभी रसूलों की 
उम्मत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत में विलीन हो जाएगी । 

भविष्य में होने वाले जिन युद्धों का इस सूरः में वर्णन किया गया है उनका एक 
चिह्न यह है कि वे तीन प्रकार से होंगे । अर्थात ज़मीनी, समुद्री और हवाई । उस समय 
आकाश से ऐसी लपटें बरसेंगी जो दुर्गो की भाँति होंगी, मानो वे गेरुए रंग के ऊँट हैं । इन 
दोनों आयतों ने निश्चित रूप से प्रमाणित कर दिया कि ये बातें उपमा के रूप में कही जा 


|!|! 


रही हैं | क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय में किसी ऐसे युद्ध 
की कल्पना तक नहीं थी जिसमें आकाश से आग की लपटें बरसें । इस लिए अवश्य यह 
उस सर्वज्ञ और सर्व-अवगत सत्ता की ओर से एक भविष्यवाणी है जो भविष्य की 
परिस्थितियों को भी जानता है । 

कयामत के दिन तो आकाश से आग की लपटें नहीं बरसाई जाएँगी । इस लिए यह 
धारणा भी भूल सिद्ध हुई कि यह क़यामत के दिन की ख़बर है । यहाँ एक आणविक युद्ध 
की भविष्यवाणी जान पड़ती है जिसका वर्णन सूर: अद-दुखान में भी मिलता है कि उस 
दिन आकाश उन पर ऐसी रेडियो तरगों का विकिरण करेगा कि उसकी छाया तले वे हर 
प्रकार की शांति को खो बैठेगे । 

इसके पश्चात फिर परकालीन जीवन की ओर संकेत किया गया है कि जब इन 
कुरआनी भविष्यवाणियों के अनुसार संसार में ये चिह्न प्रकट हो जाएँ तो इस बात पर भी 
विश्वास करो कि एक परकालीन जीवन भी है । यदि तुम इस लोक में अल्लाह तआला 
का आज्ञापालन नहीं करोगे तो उस लोक में दंड निश्चित है । 


DROROAG 


है. ५५ °, +, ५, 


द ३ न र जे न र 





ES) है, 4" Oe 


EAB) & 


ष] 


re 


SE iy “४ 








जेट जद 0९ ६ ६ आधे जद ऋः 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

क़सम है लगातार भेजी जाने वालियों 
की ।2। 

फिर बहुत तेज़ रफ़तार हो जाने वालियों 
की ।3। 

और (संदेश को) भली-भाँति प्रसारित 
करने वालियों की ।4। 


फिर स्पष्ट अंतर करने वालियों की ।5। 


फिर चेतावनी देते हुए (परचे) फेंकने 
वालियों की ।6। 


प्रमाण अथवा चेतावनी स्वरूप ।7। 


निःसन्देह जिससे तुम सचेत कराए जा 
रहे हो (वह) अवश्य हो कर रहने वाला 
है ।8। 


अत: जब नक्षत्र मलिन हो जाएँगे ।9। 


और जब आकाश में (भांति-भांति के) 
छेद कर दिए जाएँगे ।।0। 

और जब पर्वत जड़ों से उखेड़ दिए 
जाएँगे ।।।। 

और जब रसूल निश्चित समय पर लाए 
जाएँगे ।।2। 

किस दिन के लिए उनका समय 
निर्धारित था ? ॥3। 





श 


8 है. > 
ऐ५, A, AN, है] कर A A A NA NH) भा: 


सूरः 77, अल-मुर्सलात 


एक निर्णायक दिन के लिए ।4। 


और तुझे क्या पता कि निर्णायक दिन 
क्या है ? ।।5। 

उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।]6| 

क्या हमने पहलों को विनष्ट नहीं 
किया ? ॥7। 

फिर बाद में आने वालों को हम उनके 
पीछे लाते हैं ।।8। 

इसी प्रकार हम अपराधियों से बर्ताव 
किया करते हैं ।।9| 

उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।20। 

क्या हमने तुम्हें एक तुच्छ पानी से पैदा 
नहीं किया ? ।2]। 

फिर हमने उसे एक टिके रहने 
के सुरक्षित स्थान पर नहीं 
रखा? ।22| 

एक निर्धारित अवधि तक ।23। 


फिर हमने (उसका) सृजन किया । अतः 
हम क्या ही उत्तम सुजनहार हैं ।24। 

उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।25| 

कया हमने धरती को समेटने वाली नहीं 
बनाया ? ।26। 

जीवितों को भी और मृतकों को 
भी।27। 

और हमने उसमें ऊँचे -ऊँचे पर्वत बनाए। 
और तुम्हें मीठे पानी से भली प्रकार तृप्त 
किया ।28। 


पार: 29 
(a st कर रो 

(9 2s) 

७, |.<8॥ 5 ४ Ls 

25-०४ | a ST) 


नी 


7 


OO ENS 


RRS US 


(9 ए >Y | Bf ye) 


5] 27 | 
3४2 yl YS 


6) ~ 


(96 CES NE ~ ०.553455 
O03 sa ES 


OC uk 


सूरः 77, अल-मुर्सलात 


उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।29। 

(उन से कहा जाएगा) उसकी ओर चलो 
जिसे तुम झुठलाया करते थे ।30। 

ऐसी छाया की ओर चलो जो तीन 
शाखाओं युक्त है ।3।। 

न (वह) संतुष्टि देती है न आग की 
लपटों से बचाती है ।32। 

निःसन्देह वह एक दुर्ग सदृश आग की 
लपट फेंकती है ।33। 

मानो वह गेरुआ रंग के ऊँटों की 
भाँति है ।34। 

उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।35। 

यह है वह दिन, जब वे मूक बन 
जाएँगे ।36। 

और उनको आज्ञा नहीं दी जाएगी कि वे 
अपने बहाने पेश करें ।37। 

उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।38। 

यह है निर्णय का दिन, जिस के लिए 
हमने तुम्हें और पूर्ववर्ती लोगों को भी 
इकट्ठा किया ।39| 

अतः यदि तुम्हारे पास कोई उपाय है तो 
मुझ पर परीक्षण कर के देखो ।40। 

उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।4॥। (रुकू -- ) 

निःसन्देह मृत्तक़ी छावों और स्रोतों 
(वाले स्वर्गो) में होंगे ।42। 

और ऐसे फलों में जिनकी वे चाह रखते 
हैं |43। 


|!| पारः 29 


७ 2-६४ 2.2 %2025 


RII 


SOFIE SCO SEI 


OCIS 325 

3256. ०“ ४ hail Ere 
OEY 
@ OILS ISTE 5b 


w 
Cd 88 कं 


७८४०-४८) Sas 


x(0- 


HEDGE 


L Z 224 87 Ee 46 Dr 
© 9a 2 $999 


सूरः 77, अल-मुर्सलात 


(उनसे कहा जाएगा) जो तुम कर्म करते 
थे उसके फलस्वरूप मज़े से खाओ और 
पिओ ।44। 

निःसन्देह हम इसी प्रकार भलाई करने 
वालों को प्रतिफल दिया करते हैं ।45। 
उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।46। 

खाओ और कुछ देर थोड़ा लाभ उठा लो। 
निःसन्देह तुम अपराधी हो ।47। 

उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।48| 

और जब उनसे यह कहा जाता था कि 
झुक जाओ तो वे झुकते नहीं थे ।49। 
उस दिन झुठलाने वालों का सर्वनाश 
है ।50। 

फिर इसके बाद वे और किस कथन पर 
ईमान लाएँगे ? ।57। (रुकू 5 ) 


|! (| 


fo नर 


पार; 29 


R52 


Ld pies BEL Us Er SR~Z Fs ना हज 
OOS SS GB gl I; 

re E] > आटे Ee |] oY 
Ol SNS) 


w 


23 Ys ge 
OOP NARS 
CERF SI $8 
SIU Hs 
DOSEN ANS Bs 


w ~, 2% 
620] 


४ 2 के 724 (2 ना 
OOPS AROS 


(20 


4 ०2 22 +727 2 7 $ 
) 9 १2 ०००२ I> LS [9 
5 92 PEN” ट i 


YY 


|!| 
78- सूरः अन-नबा 


यह सूरः आरम्भिक मक्की दौर में उतरी है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 4] 
आयें हैं । 

इससे पूर्व सूरः अल्‌ -मुर्सलात में काफ़िरों की ओर से एक मौलिक प्रश्‍न यह उठाया 
गया था कि यौम-उल-फ़स्ल (निर्णय का दिन) कब आएगा जो खरे-खोटे में प्रभेद 
कर देगा । सूरः अन-नबा में इसके उत्तर में यह महान सु-समाचार दिया जा रहा है कि 
वह यौम-उल -फ़स्ल आ चुका । प्रस्तुत सूरः में कहा गया है कि यौम-उल -फ़र्ल 
एक अटल और निश्चित वादा था जिसे निर्धारित समय पर अवश्य पूरा होना था । 

फिर यौम-उल -फ़स्ल के विभिन्न रूप इस सूर: में वर्णित हए हैं | सब से पहले 
तो अल्लाह तआला की उस व्यवस्था के वर्णन की पुनरावृत्ति की गयी है जो आकाश से 
पानी बरसाती और धरती से खाद्यान्न निकालती है । फिर ध्यान आकर्षित कराया गया 
है कि इससे मनुष्य लाभ नहीं उठाते और यह नहीं सोचते कि वास्तविक आसमानी पानी 
तो आध्यात्मिक हिदायत का पानी है । इस इनकार के परिणामस्वरूप उन पर जो 
विपत्तियाँ पड़ती हैं अथवा पड़ेंगी उनका इस सूर: में वर्णन मिलता है । 

इस सूरः के अंत पर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि मनुष्य ने इसी 
प्रकार बेपरवाही में जीवन व्यतीत कर दिया तो अंततोगत्वा वह बहुत कष्ट के साथ 
पछतावा करेगा कि काश ! मैं इससे पहले ही मिट्टी बन जाता और मिट्टी से मनुष्य के 
रूप में उठाया न जाता । 

त्र 


सूरः 78, अन-नबा 





०4० 


FSET 


4) | 








(2 ९, 


१ 


नर भर भह 3६ अ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

वे किसके बारे में एक दूसरे से प्रश्‍न 
करते हैं ? ।2। 


एक बहुत बड़े समाचार के बारे में ।3। 


(यह) वही (समाचार) है जिसके 
सम्बंध में वे परस्पर मतभेद कर रहे 
हैं ।4। 


सावधान ! वे अवश्य जान लेंगे ।5। 


A, /%+, 


फिर सावधान ! वे अवश्य जान लेंगे ।6। 


क्या हमने धरती को बिछौना नहीं 
बनाया ? ।7। 

और पर्वतों को गड़े हए खूँटों की भाँति 
(नहीं बनाया) ? ।8। 

और हमने तुम्हें जोड़ा-जोड़ा पैदा 
किया ।9। 

और तुम्हारी नींद को हमने आराम 
प्राप्ति का साधन बनाया ।।0। 

और रात्रि को हमने एक परिधान 
बनाया ।।]। 

और दिन को हमने जीविकोपार्जन का 
एक साधन बनाया है ।।2। 

और हमने तुम्हारे ऊपर सात सुदृढ़ 
आकाश बनाए ।।3।* 





$ 2 
९ ६ 


a, =, 


[ og 5 I 5 
() 500 5.05 


y Pe ‘०2 ८ 
© 2-2४ NE 


y [a | ~ 26 We 5 
09७) ८१० 3 
BE 


(ee ~ 
27 & 


2 Zl” & (eee 5 7 NE Crd 
09) | 3 | ~ 27-००) 9) 





ats 
CO 


यहाँ “आकाश, शब्द विषयवस्तु में सम्मिलित है, जो अधिक प्रचलन के कारण स्वतः हट गया है ।+ 


सूरः 78, अन-नबा I! पारः 30 


एक तेज़ de ee 8३ ५ ES Zz We 5 
और हमने एक तेज़ चमकता हुआ दीपक SEE FEC 
बनाया ।।4। 
और हमने घने बादलों से मुसलाधार 6 REESE Nes [ERG 

ह द A SESS fo ry E 

पानी बरसाया ।।5। 

उसके अनाज 2 GC; (2 2 24 

ताकि हम उसके द्वारा अनाज और OEE SLE ++<2 
वनस्पतियाँ उगाएँ ।।6। 

हा + 6 GT > | Dir] 

और घने बाग़ (उगाएँ) ।।7। OBES 

:सन्देह निर्णय एक निर्धारित द (६7५ ८४ ६ & 24 
निःसन्देह निर्णय का दिन एक नि ols bal 92 0) 


समय है ।।8। 

जिस दिन बिगुल फूँका जाएगा और तुम SFOS) MG 

झुँड के झुँड आओगे ।।9। 

और आकाश खोल दिया जाएगा । अतः ९) Fit EA EE Fi 

वह कई द्वारों युक्त हो जाएगा ।20। 

और पर्वत चलाए जाएँगे और वे ढलान bE Ca » 
जाएँगे पा old rs <5 SBCs 2 

की ओर गतिशील हो जाएँगे ।2।।” र 2 Co 


में 3० Z [2 > 3 E Dr 

निश्चित रूप से नरक घात में है ।22। cides yen) 
उद्दण्डियों के लिए लौट कर जाने का DELS 
स्थान |23। EF 
वे उसमें शताब्दियों (तक) रहने वाले BET हक os |] 
होंगे ।24। | 30७४ 

उसमें गे y & ENTE 27 (६७ ~ of oo 
न वे उसमें कोई शीतल पदार्थ और न CAEN EMS ES 


कोई पेय चखेंगे ।25। 
सिवाय एक खौलते हुए पानी और घावों 6८5 ६६:८४ 
के दुर्गंध युक्त धोवन के ।26। कट s 





«इसलिए अनुवाद में यदि इसे लिख दिया जाए तो किसी प्रकार के कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है। 
अरबी शब्द अस सराब का अर्थ है किसी वस्तु का ढलान की ओर जाना । 
(मुफ़रदात इमाम रागिब रहि.) 
* अरबी शब्द अल गस्साक़् का अर्थ है नरक वासियों की चमड़ियों से जो पीब टपकती है । 
(मुफ़रदात इमाम रागिब रहि.) 


सूरः 78, अन-नबा 
यह एक यथोचित प्रतिफल है ।27। 


वे कदापि किसी प्रकार के हिसाब की 
आशा नहीं रखते थे ।28। 

और उन्होंने हमारी आयतों को सख्ती से 
झुठला दिया था ।29। 

और हर चीज़ को हमने एक पुस्तक के 
रूप में सुरक्षित कर रखा है ।30। 

तो चखो । अतः हम तुम्हें अज़ाब के 
सिवा कदापि किसी और चीज़ में नहीं 
बढ़ाएँगे ।3!। (रुकू न) 

निःसन्देह मुत्तक्रियों के लिए बहुत बड़ी 
सफलता (निश्चित) है ।32। 


बाग हैं और अंगूरों की बेलें ।33।* 


और समवयस्का कुवाँरी कन्याएँ ।34। 
और छलकते हए प्याले ।35। 


वे उसमें न कोई व्यर्थ (बात) सुनेंगे और 
न कोई मामूली सा झूठ ।36। 

(उनके लिए) तेरे रब्ब की ओर से 
एक प्रतिफल, एक जचा-तुला 
पुरस्कार है ।37। 

आसमानों और धरती तथा उन दोनों के 
बीच स्थित प्रत्येक वस्तु के रब्ब की ओर 
से अर्थात्‌ रहमान की ओर से (होगा) । 
वे उससे किसी बातचीत का अधिकार 
नहीं रखेंगे ।38। 


< ६ Giz 36; 727% 
BUSY OY 


८४७5 ०४५७ DNS 
OEE SLY 





* इस प्रकार का अर्थ मुफ़रदात इमाम रागिब रहि. में वर्णित इनब शब्द के अनुसार किया गया है । 


सूरः 78, अन-नबा 


जिस दिन रूह-उल-कुदुस और 
फ़रिश्ते पंक्तिबद्ध होकर खड़े होंगे, वे 
बातचीत नहीं करेंगे सिवाये उसके 
जिसे रहमान आज्ञा देगा और वह 
सटीक बात कहेगा ।39।* 

वह दिन सत्य है । अतः जो चाहे 
अपने रब्ब की ओर लौटने का स्थान 
बनाए ।40| 

निःसन्देह हमने तुम्हें एक निकट आने 
वाले अज़ाब से सतर्क कर दिया है । 
जिस दिन मनुष्य उसे देख लेगा जो 
उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा, और 
काफ़िर कहेगा, काश ! मैं मिट्टी बन 
चुका होता ।4।। (रुकू -#) 


|) | 


पारः 30 
१६८६ ee ie DI Tr | DITO 
४० SCID so {9 

ब 2) 4565s § SE oe, ¢ 
(३ 02|(७०४।०५० ५-८८ ५ 
Gloss 

KEES I 
older] 


3553 “ br xl 7 grt ७ 
4 NES eS IF 
€ (ह 2 द्‌ (५-५४ अद 
O65 Sh 





* कयामत के दिन किसी को अल्लाह की अनुमति के बिना कोई सिफारिश करने की आज्ञा नहीं होगी। 
अल्लाह तआला के भय से पूरी तरह सन्नाटा छाया होगा और जो भी कोई बात करेगा वह सही 
होगी। अल्लाह के समक्ष झूठ बोलने का किसी को साहस नहीं होगा । 


|! 


79- सूरः अन-नाज़िआत 


यह सूरः आरम्भिक मक्की युग में उतरी है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 47 
आयें हैं । 

कुरआनी शैली के अनुसार एक बार फिर इस सूर: में सांसारिक अज़ाब और युद्धों 
का विवरण आया है और स्पष्ट रूप से ऐसे युद्धो का वर्णन है जिनमें पनडुब्बी नौकाओं 
का प्रयोग किया जाएगा । आयत वन्नाज़िआति गर्क़न (सं. 2) का एक अर्थ यह है कि 
वे युद्ध करने वालियाँ इस उद्देश्य से डून कर आक्रमण करती हैं कि शत्रु को डुबो दें और 
फिर अपनी प्रत्येक सफलता पर खुशी अनुभव करती हैं । इसी प्रकार युद्ध और आक्रमण 
का यह दौड़ एक दूसरे से बढ़त ले जाने के प्रयासों में समाप्त हो जाता है और दोनों ओर 
से शत्रु बड़े-बड़े षड्यन्त्र रचता है । 

आयत वस्साबिहाति सब हन (सं. 4) से तैरने वालियाँ अभिप्रेत हैं चाहे वे समुद्र 
के अन्दर डूब कर तैरें अथवा समुद्र के तल पर तैरें । कई बार पनडुब्बी नौकाएँ अपनी 
विजय प्राप्ति के पश्चात समुद्र तल पर उभर आ निकलती हैं । 

इन युद्धो से ऐसा आतंक छा जाता है कि दिल उसके भय से धड़कने लगते हैं और 
नज्ञरें झुक जाती हैं । इस सांसारिक विनाश के पश्चात मनुष्य की अन्तरात्मा यह प्रश्‍न 
उठाती है कि क्या फिर हम मृतावस्था से पुन: जी उठेंगे, जबकि हमारी हड्डियाँ गल-सड़ 
चुकी होंगी ? अल्लाह ने कहा, निःसन्देह ऐसा ही होगा और एक बहुत बड़ी चेतावनी 
देने वाली आवाज़ गूँजेगी तो सहसा वे अपने आप को क़यामत के मैदान में उपस्थित 
पाएँगे । 

इसके बाद हज़रत मूसा अलै. का वर्णन आरम्भ किया गया है, क्योंकि उनको 
फ़िरऔन की ओर भेजा गया था जो स्वयं ईश्वरत्व का दावेदार और परलोक का परम 
अस्वीकारी था । जब हज़रत मूसा अलै. ने उसे सत्यवार्ता पहुँचाई तो उसने उत्तर में यह 
डींग हाँकी कि तुम्हारा सर्वोच्च रब्ब तो मैं हूँ अतः अल्लाह तआला ने उसे ऐसा पकड़ा 
कि वह पूर्ववर्तियों और परवर्तियों के लिए एक शिक्षाप्रद उदाहरण बन गया । पूर्ववर्तियों 
ने तो उसे और उसकी सेनाओं को डूबते हुए देखा और परवर्तियों ने उसके डूबे हुए शरीर 
को देखा, जिसे अल्लाह तआला ने शिक्षा प्रदान करने के लिए भौतिक मृत्यु से इस 
अवस्था में बचाया कि लम्बी आयु तक वह जीवन और मरण से संघर्ष करता हुआ इस 
दशा में मरा कि उसके शव को आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 
ममी (७7777) के रूप में सुरक्षित कर दिया गया । 

इसके बाद इस सूरः का अन्त इस प्रशन के उल्लेख पर हुआ है कि वे पूछते हैं कि 


IER 


आखिर वह क़यामत की घड़ी कब और कैसे आएगी ? अल्लाह ने कहा, जब वह आएगी 
तो भली-भाँति स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक वस्तु का अंतिम गंतव्य उसके रब्ब ही की 
ओर है । और हे रसूल ! तू तो केवल उसी को डरा सकता है जो इस भयानक घड़ी से 
डरता हो और जिस दिन वे उसे देखेंगे तो संसार का जीवन यूँ प्रतीत होगा जैसे कुछ क्षणों 
से अधिक नहीं था । 

ईंट 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।। | 

क़सम है डूब कर खींचने वालियों की 
(अथवा) डुबोने के उद्देश्य से खींचने 
वालियों की ।2। 

और बहुत ख़ुशी मनाने वालियों की ।3। 


और खूब तैरने वालियों की ।4। 


फिर एक दूसरी पर बढ़त ले जाने 
वालियों की ।5। 

फिर किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना 
बनाने वालियों की ।6। 

जिस दिन कांपने वाली खूब 
कांपेगी।7। 

एक पीछे आने वाली उसके पीछे 
आएगी ।8। 

दिल उस दिन बहुत धड़क रहे होंगे ।9। 


उनकी आँखें नीची होंगी ।।0। 


वे (लोग) कहेंगे कि क्या हमें पूर्वावस्था की 
ओर अवश्य लौटा दिया जाएगा ? ।।।। 
क्या जब हम सड़ी-गली हड्डियाँ बन चुके 
होंगे ? ॥2। 

वे कहेंगे, तब तो यह लौट कर जाना 
बहुत घाटे का होगा ।।3। 

अतः (सुनो कि) यह तो केवल एक बड़ी 
डांट (की आवाज़) होगी ।।4। 


xd 


xd 


xd 


6 4७|| [ar AS 


सूरः 79, अन-नाज़ियात 


तब वे सहसा एक खुले मैदान में 
होंगे ।।5। 

क्या तेरे पास मूसा का समाचार आया 
है ? ॥6। 

जब उसके रब्ब ने उसे पवित्र घाटी तुवा 
में पुकारा ॥7। 

(कि) फ़िरऔन की ओर जा । निःसन्देह 
उसने उद्दण्डता की है ।।8। 

फिर (उससे) पूछ, क्‍या तेरे लिए 
संभव है कि तू पवित्रता धारण 
करे? ।॥9। 

और मैं तुझे तेरे रब्ब की ओर मार्ग- 
दर्शित करूँ ताकि तू डरे ? ।20। 

फिर उस (मूसा) ने उसे एक बहुत बड़ा 
चिह्न दिखाया ।2। 

तो उसने झुठला दिया और अवज्ञा 
की ।22। 


फिर शीघ्रता पूर्वक पीठ फेर ली ।23। 


फिर उसने (लोगों को) एकत्रित किया 
और पुकारा ।24। 
फिर कहा कि मैं ही तुम्हारा सर्वोच्च 
रब्ब हूँ ।25| 
अतः अल्लाह ने उसे परलोक और 
इहलोक के एक शिक्षाप्रद दण्ड के द्वारा 
पकड़ लिया ।26। 
निःसन्देह इसमें उसके लिए जो डरता है 
अवश्य एक बड़ी सीख है ।27। 

(रुकू -$) 
क्या सृष्टि में तुम अधिक सशक्त हो 
अथवा आकाश, जिसे उसने बनाया 


|! || 


EO 


पारः 30 


bv LU) FR Re EB 


2 > Ss 2 ET 5 US 
Oa Als 


2 


5 ५ LS ६, 42572+% 3 “रे 
SEH] OE dB) 


OS Fold dss 


io 


rf a) > 


0४२ ९०४५ 


श्र [ee ire {| EE 
SUS FEN 


~ 


| 


224 


Oss ESET 


डी 


| 


सूरः 79, अन-नाज़ियात 


है? ।28|" 

उसकी ऊँचाई को उसने बहुत ऊँचा 
किया । फिर उसे सुव्यवस्थित 
किया।29। 

और उसकी रात को ढाँप दिया और 
उसके सुबह को उदित किया ।30। 

और धरती को उसके बाद समतल बना 
दिया ।3]। 

उससे उसने उसका पानी और उसमें 
उगने वाला चारा निकाला ।32।+ 

और पर्वतों को उसने गहरा गाड़ 
दिया ।33। 

तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के 
लिए जीवनयापन के सामान के रूप 
में ।34]”* 

अतः जब सबसे बड़ी विपत्ति 
आएगी।35। 

उस दिन मनुष्य याद करेगा जो उसने 
प्रयास किया था ।36। 

और नरक को उसके लिए प्रकट 
कर दिया जाएगा जो (उसे अभी 
केवल कल्पना की दृष्टि से) देखता 
है।37। 


अत: वह जिसने उद्ण्डता की ।38। 


पारः 30 
y br oe Ue 
(9 gp १-3 |) 


SUSE FB 
OEE NS 
OU Sse >>] 
CINE ०२४५ 
OSV SEE 


© 
i 


र “A ibe { [5 
ONS Usk 


2 8: 2 es यु हा ४४०2 42“ 
OHO fs 


© | 5 ie) ~ cS > / a WRT 
OS 2 SNPS 


CHE 





१ अल्लाह तआला ने आकाश की सृष्टि की, जो इतनी आश्चर्यजनक और महान शक्तियों से परिपूर्ण 
है कि उसके मुक़ाबले पर मनुष्य का आविष्कार महत्वहीन है । चाहे वह रॉकेट बना ले, जहाज़ 
अथवा पनडुब्बरियाँ बना ले । इसी प्रकार मनुष्य का अपना जन्म ऐसी आश्चर्यजनक कारीगरी पर 
आधारित है कि उस पर जितना चितन किया जाए उतना ही अल्लाह तआला की कारीगरी और 


शक्तियों के अनन्त दृश्य दिखते चले जाते हैं । 


*# अरबी शब्द मर्‌आ के इन अर्थो के लिए देखिए मुफ़रदात इमाम रागिब रहि. । 
#६ पर्वतों को दृढ़तापूर्वक धरती में गाड़ देने का जो वर्णन है, उसका एक कारण यह है कि इन पर्वतों ही 
से मनुष्य और पशुओं के जीवनयापन के साधन जुड़े हैं । 


सूरः 79, अन-नाज़ियात I] I] पारः 30 


सासारिक जीवन y ts द fe) Ril 
और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता SE) i 
दी ।39। 

ति सन्देह उसका मर हद 7, ~> ~? (७ 
तो निः नरक ही (उसका) Ss peel 


ठिकाना होगा ।40। 
और वह जो अपने रब्ब की महत्ता से डरा ea BE 


और उसने अपने मन को बरी कामना से ५ । pb 228 
>> €) | 5 
रोका ।4]। 
न सन्देह उसका L DR | 26 हि 
Ci (उसका) ठिकाना HAITI 
गा ।4 


वे कयामत की घड़ी के सम्बन्ध में तुझसे (६.5; ६:८: CEE 
पूछते हैं कि वह कब आयेगी ? ।43। i 


उसके वर्णन से तू किस सोच Gl eis 
में है ? ।44। 
र्‌ब्ब उसकी L [5 42-2 CIE 
ही की ओर उसकी पराकाष्ठा CIES UN 
45 र 
उसे जो र ७.३ (22 १५५५२६८३ 
तू केवल उसे चेतावनी दे सकता है जो INSTR SEE RHI] 


उससे डरता हो ।46। 

जब वे उसे देखेंगे (तो विचार करेंगे EASA se 5 

कि) मानो वे एक शाम अथवा उसकी , Fy Gos 
सुबह के अतिरिक्त (इस संसार में) नहीं ६ ७ (००० 3 4८-२६ ») 
बसे ।47। (रुकू -&) 


|!| 
80- सूरः अ ब स 


यह सूरः आरम्भिक काल की मक्की सूर: है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 43 
आयें हैं । 

इस सूरः में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय के एक 
अस्वीकारी का वर्णन है जो बड़ा अहंकारी था और जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से प्रश्‍न करने के लिए आया था । क्योंकि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की खूब इच्छा होती थी कि किसी प्रकार कोई हिदायत पा जाए । इस कारण 
उसके अहंकारपूर्ण बर्ताव पर भी अत्यन्त शांत चित्त के साथ उसकी बातों को सुनते रहे । 
यहाँ तक कि एक नेत्रहीन मोमिन आपसे कोई प्रश्‍न करने के लिए उपस्थित हुआ तो 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस समय उसके हस्तक्षेप को पसंद नहीं 
किया और उससे अपनी अप्रसन्नता इस प्रकार प्रकट की कि वह व्यक्ति जो बहस कर 
रहा था वह तो देख सकता था परन्तु उस नेत्रहीन का दिल दुःखी नहीं हो सकता था, 
क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं हो पाया था । इस विवरण के पश्चात अल्लाह तआला ने 
यह आदेश दिया है कि जो व्यक्ति निष्ठा और उत्सुकता पूर्वक तेरे पास आए उससे कभी 
बेपरवाही न कर और जो अहंकार करने वाला जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो 
चाहे वह संसार का बड़ा व्यक्ति हो उसको किसी निर्धन परंतु निष्ठावान अनुयायी पर 
किसी प्रकार का महत्व न दे । इसके बाद कुरआन करीम की ऊँची शान का वर्णन 
आरम्भ हो जाता है कि यह पुस्तक किस प्रकार बह्माण्ड की प्रारम्भिक उत्पत्ति के रहस्यों 
पर से पर्दा उठाती है और इसके अंत और परकालीन दिवस में घटित होने वाली वृहद 
घटनाओं का भी वर्णन करती है । 

OAR 


३ “~ “८ 
°, eC vic vic vic vic 








A 
ae 
cs 


NOH ees ७5 3१ JAS 


Z 








बह जे अं बंद क हे 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और ) 
बार-बार दया करने वाला है |!| 
उसने त्योरी चढ़ाई और मुँह मोड़ 
लिया ।2। 


कि उसके पास एक नेत्रहीन आया ।3। 


और तुझे क्या मालूम कि हो सकता था 
वह बहुत पवित्र हो जाता ।4। 
अथवा उपदेश पर विचार करता तो 
उपदेश उसे लाभ पहुँचाता ।5। 


वह जिसने बेपरवाही की ।6। 
तू उसकी ओर ध्यान दे रहा है ।7। 


हालाँकि यदि वह पवित्रता धारण न करे 
तो तुझ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं ।8।* 
और वह जो तेरे पास बहुत प्रयास करके 
आया ।9। 


और वह डर रहा था ।।0। 
पर तू उससे बेपरवाह रहा ।।।| 


सावधान ! निःसन्देह यह एक बड़ा 
उपदेश है ।।2। 


अतः जो चाहे इसे याद रखे ।।3। 


श्र 


xg 


A 


बह ग A A जब 





$7 2 | 





* इस अर्थ के लिए देखें “ग़रीबुल कुरआन 


सूरः 80, अब स 





सम्माननीय पृष्ठों में है ।।4। 


जो उच्च प्रतिष्ठा संपन्न, बहुत पवित्र 
रखे गए हैं ।5। 


लिखने वालों के हाथों में हैं ।।6। 


(जो) बहुत सम्माननीय (और) बड़े 
नेक हैं ।।7। 

सर्वनाश हो मनुष्य का ! वह कैसा 
कृतघ्न है ।।8। 

उसे उसने किस चीज़ से पैदा 
किया? ॥9। 

वीर्य से उसे पैदा किया, फिर उसे 
सुव्यवस्थित किया ।20। 

फिर उसके लिए रास्ते को आसान कर 
दिया ।2]। 

फिर उसे मारा और क़ब्र में प्रविष्ट 
किया ।22|* 


फिर वह जब चाहेगा उसे उठाएगा ।23। 


सावधान ! उसने उसे जो आदेश 
दिया था, वह अभी तक पूरा नहीं 
कर सका ।24। 

अतः मनुष्य अपने भोजन की ओर 
देखे ।25| 


कि हमने खूब पानी बरसाया ।26। 


फिर हमने धरती को अच्छी प्रकार 
फाड़ा ।27। 


gla 5 ~ > > 6 
(29 gla 
ध FF 9 ye 
y ~” i 
(9) 9 Cb 
b ~~~ [oF 
७०३० ०८०५ 
ग्र ey i if | [Oe US 
CHY OS 
kb DEIR द्द ०% ५ Z 2 
CET” 


Y 2 5 i (252 rd 
692० NES 


(६६ 5 NCEE £ 





४ आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की एक कब्र बने । बहुत से लोग डूब जाते हैं अथवा जंगली 
जानवरों की भेंट चढ़ जाते हैं | अत: यहाँ कब्र से अभिप्राय उसके पुनरुत्थान से पूर्व का समय है 
अर्थात प्रत्येक मनुष्य की आत्मा पर कब्र सदृश एक समय आएगा । 





सूरः 80, अब स [!)| पारः ३0 


उसमें न अनाज उगाया y (६६ (६४ AE 
फिर उसमें हमने अनाज उगाया ।28। BULBS 
और अंगूर और सब्ज़ियाँ ।29। Clo $ (४25 
y ZZ ६: 245 
और ज़ैतून और खजूर ।30। ONS 3b 55 
2 ८ ei 
और घने बाग ।3!। OU) 3 
और भाँति-भांति के फल और OES 
चारा ।32। 
जो चौपायों L (७4५ NE oo 
जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के 6) 55 ०७०४७ SEE 
लिए लाभ का सामान हैं ।33। 
अत: जब एक कड़कदार आवाज़ SIE ५-०४ ८55 
आएगी ।34। 
y T 2 डेट हुए 2८० 
जिस दिन मनुष्य अपने भाई से भी Ose fs 
~ ee” (५ ै(+%+ 4०. 
पलायन करेगा ।35। 
y 5 Ce wT ed 
और अपनी माता से भी और अपने पिता 645455 
से भी ।36| 
और अपनी पत्नी से भी और अपनी Pst 
संतान से भी ।37। 


उस दिन उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की एक 64:48 6 ६ EOC LS 
ऐसी अवस्था होगी जो उसे (सबसे) | 
निस्पृह कर देगी ।38। 


कुछ चेहरे उस दिन उज्ज्वल होंगे ।39। Liss वश कप 2 
हंसते हुए, प्रसन्न चित्त ।40। © 5a SLs 
और कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि उस दिन Of (6 
उन पर धूल पड़ी होगी ।4]। 

उन पर कालिमा छा रही होगी ।42। O55 iss 


"ब्- 


यही वे कृतघ्न, दुराचारी लोग हैं ।43। 


E FR oe 5585S redler I SE 
© 52) ० 2 5) | 
(रुकू +) 


|!) 


8- सूरः अत-तक्वीर 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 30 आयते हैं । 

फिर एक बार कुरआन करीम संसार में घटित होने वाली वृहद घटनाओं की ख़बर 
देता है जो क़यामत की घड़ी पर साक्षी ठहरेंगी और सूर्य को साक्षी ठहराया गया है जब 
उसे ढाँप दिया जाएगा । अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्रकाश 
को उस युग के शत्रु मानव-जाति की भलाई के लिए नहीं पहुँचने देंगे और उनका षड्यन्त्र 
और दुष्प्रचार बीच में बाधक बन जाएगा । और जब सहाबा रज़ि. के प्रकाश को भी शत्रु 
की ओर से मलिन कर दिया जाएगा और जिस प्रकार सूर्य के बाद सितारे किसी सीमा 
तक प्रकाश फैलाने का काम करते हैं, इसी प्रकार सहाबा का प्रकाश भी मनुष्य की दृष्टि 
से ओझल कर दिया जाएगा। यह वह युग होगा जबकि बड़े-बड़े पर्वत चलाए जाएँगे 
अर्थात पर्वतों की भाँति बड़े-बड़े समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़ भी यातायात करने 
और माल ढुलाई के लिए व्यवहृत होंगे और ऊँटनियाँ उनके मुकाबले पर बेकार वस्तु की 
भाँति परित्यक्त कर दी जाएँगी । यह वह युग होगा जब अधिकता से चिड़ियाघर बनाए 
जाएँगे । स्पष्ट है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में इसका कोई 
अस्तित्व नहीं था । वर्तमान युग के चिड़ियाघर भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इतने 
बड़े-बड़े जानवर समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के द्वारा उनमें स्थानान्तरित किए 
जाते हैं । उस युग का मनुष्य इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता था । 

फिर सम्भवतः समुद्री युद्धों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया गया है, जब 
अधिकतापूर्वक समुद्रों में जहाज़ चलेंगे और इसके परिणाम स्वरूप दूर-दूर के लोग परस्पर 
मिलाए जाएँगे अर्थात केवल जानवर ही इकद्रे नहीं किए जाएँगे अपितु मनुष्य भी परस्पर 
मिलाए जाएँगे । वह दौर क़ानून का दौर होगा अर्थात पूरे भू-मंडल पर क़ानून का राज 
होगा । यहाँ तक कि मनुष्य को यह भी अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वह स्वयं अपनी 
संतान के साथ अत्याचार-पूर्ण व्यवहार कर सके । देखने में तो समग्र संसार पर क़ानून ही 
का राज है परन्तु अल्लाह तआला के क़ानून के इनकार के कारण संसार का क़ानून भी 
किसी देश से दंगा-उपद्रव को दूर नहीं कर सकता । यह दौर अधिक मात्रा में पुस्तकों 
और पत्र-पत्रिकाओं के प्रसार का दौर होगा और आकाश के रहस्यों की तलाश करने 
वाले मानों आकाश की खाल उधेड़ देंगे । उस दिन नरक को भी धधकाया जाएगा जो युद्ध 
रूपी नरक भी होगा और आकाशीय प्रकोप रूपी नरक भी होगा । इस के बावजूद जो 
लोग अल्लाह तआला की शिक्षा का पालन करेंगे और उस पर अडिग रहेंगे, उनके लिए 
स्वर्ग को निकट कर दिया जाएगा । प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि उसने अपने 








लिए आगे क्या भेजा है । 

आयत सं. ।6 और ।7 में गुप्त रूप से कार्यवाहियाँ करके पलट जाने वाली उन 
नौकाओं को साक्षी ठहराया गया है जो कार्यवाहियाँ करने के पश्चात अपने निश्चित 
अड्डों में जा छिपती हैं । इसको बार-बार इसलिए दोहराया गया है कि यहाँ अब 
आध्यात्मिक रूप से मनुष्य के मन पर आक्रमण करने वाले ऐसे शैतानी विचारों का वर्णन 
है जो आक्रमण करके फिर अदृश्य हो जाते हैं । और उस रात्रि को साक्षी ठहराया गया है 
कि जब वह अन्तिम स्वास ले रही होगी और प्रातोदय के लक्षण प्रकट हो जाएँगे और 
अन्ततः उस अंधेरी रात के बाद इस्लाम का सूर्योदय अवश्य होगा । 

त्र 





५5% ee Ci 





A 22८ 22. 6 3 é 


2 





ढ 
‘९, १," > ८ BR है. aR ३४ है. १: Re BR * ८" ER हि ER 
बे हे अब बह A बह A A NA अब 35६ ज६ 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा oo lee yds 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) Cd 5 FN 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 





Br Ey i ६. ।(द 
जब सूर्य को लपेट दिया जाएगा ।2। (uss) 95, yells] 
और जब नक्षत्र मलिन पड़ जाएँगे ।3। OSIM ५ 
जब पर्वत चलाए जाएँगे ।4। (GTEC wis] 5]5 
और जब दस माह की गाभिन OE SEAS 
ऊँटनियाँ बिना किसी निगरानी के 
छोड़ दी जाएँगी ।5। 

जंगली 067 5 25 008 न्यू हर iz 
और जब जंगली जानवर इकठ्रे किए, (७5८८० SEH 
जाएँगे ।6। 
जाएंगे Ye 5 ८०9 XZ NEE 
और जब समुद्र फाड़े जाएँगे ।7। GEIS SAID 
और जब जानें मिला दी जाएँगी ।8। ck IIE 
और जब जीवित गाड़ दी जाने वाली SEL अर AAHE 
(अपने बारे में) पूछी जाएगी ।9। 
(कि) किस पाप के बदले में (वह) वध Ost 
की गई है ? ।।0|* ४ 
जाएँगे 7 Be Ror ee dil ० 
और जब ग्रंथ प्रसारित किए जाएँगे ।।।। SENN EE 
और जब आकाश की खाल उधेड़ी CNRS ZENS 
जाएगी ।॥2। 





* आयत सं. 9, ।0 :- इन आयतों में भविष्य युगीन विकसित शासन तन्त्रों का वर्णन है जो अपने बच्चों 
पर भी माता-पिता के प्रभुत्व को नकारेंगे । अपने विस्तृत अर्थो की दृष्टि से यह आयत इस शान के 
साथ पूरी हुई है कि बच्चों का वध करना तो दूर, यदि यह प्रमाणित हो जाए कि माता-पिता अपने 
बच्चों पर किसी प्रकार की ज़्यादती करते हैं तो सरकारें उनके बच्चों को अपने सरक्षण में ले लेती हैं । 


सूरः 8।, अत-तक्वीर 


और जब नरक को भड़काया 
जाएगा।।3। 

और जब स्वर्ग को निकट कर दिया 
जाएगा ।।4। 

(तब) हर एक जान जो वह लाई होगी, 
जान लेगी ।5। 

अतः सावधान ! मैं कसम खाता हूँ गुप्त 
क्ार्यवाहियाँ करके पलट जाने वालियों 
की ।6। 

अर्थात नौकाओं की, जो छुपने के समय 
(अथवा छुपने के स्थानों में) छुप जाती 
हैं ।7। 

और रात की, जब वह आएगी और पीठ 
फेर जाएगी ।।8।* 

और सुबह की, जब वह साँस लेने 
लगेगी ।।9। 

निःसन्देह यह एक (ऐसे) सम्माननीय 
रसूल का कथन है ।20। 

(जो) शक्ति वाला है । अर्श के अधिपति 
के निकट उच्च पदस्थ है ।2।। 

बहुत अनुसरण करने योग्य (जो) वहाँ 
(अर्थात अर्श के अधिपति के समक्ष) 
विश्वस्त भी है ।22। 

और (निःसन्देह) तुम्हारा साथी पागल 
नहीं ।23। 

और वह अवश्य उसे उज्ज्वल क्षितिज 
पर देख चुका है ।24|"* 


पार: 30 
b 


Ol 


% 9 ४4६८३ “शी 
(9०.०) )। CIN) 


5) ॥ ४] 


® Lil Sd द i ~ 
९9 CO Is | = | 9 
A ~ ९... टू ~ Er ~ 
Oya 3) (als 


y 3022: 0 3.00 / 43] 7 
७ 229 0 50) 


(a Cred ५ 5 ई? | ~ 43) = Ns 
6 Cag Nyzls 55 





४ अरबी में अस असल लैलु के अर्थ हैं : रात आई और पीठ फेर गई । मुफ़रदात इमाम रागिब रहि. 
*# आयत सं. 23, 24 : इससे तात्पर्य यह है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी 
ओर से बातें नहीं बनाई बल्कि वास्तव में उन्होंने जिन्रील को एक उज्ज्वल क्षितिज पर देखा था । 


सूरः 8।, अत-तक्वीर 


और वह अदृश्य के (वर्णन करने) में 
कंजूस नहीं ।25। 
और वह किसी धुतकारे हए शैतान का 
कथन नहीं ।26। 


अतः तुम किधर जा रहे हो ? ।27। 


वह तो समस्त लोकों के लिए एक बड़े 
उपदेश के सिवा कुछ नहीं ।28। 

उसके लिए, जो तुम में से (सन्मार्ग पर) 
अडिग रहना चाहे ।29। 

और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते, 
परन्तु वही जो समस्त लोकों का रब्ब 
अल्लाह चाहे ।30। (रुकू ज) 


|!| पारः 30 


£ Ed Co न ग uk ~ bs ~ 
OC lk sBbgs 


|!) 


82- सूरः अल-इन्‌फ़ितार 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 20 आयते हैं । 

इस सूर: के आरम्भ पर भी सितारों का वर्णन है परन्तु उनके मलिन पड़ने का नहीं 
बल्कि टूट जाने का वर्णन है । अर्थात रात्रि के अंधकार में मनुष्य पूरी तरह सितारों के 
प्रकाश से भी वंचित कर दिया जाएगा । फिर समुद्र का वर्णन करते हए यह बात दोहराई 
गई कि केवल समुद्रों में ही अधिकता पूर्वक जहाज़रानी नहीं होगी और उनके रहस्य को 
जानने के लिए उनको फाड़ा नहीं जाएगा बल्कि पुरातत्त्वविद भू-भाग पर भी गड़ी हुई 
अतीत युगीन सभ्यताओं की क़ब्रों को उखेड़ेंगे । उस दिन मनुष्य को ज्ञात हो जाएगा कि 
इससे पहले लोग अपने आगे क्या भेजते रहे हैं और परवर्ती समय में आने वाले भी क्या 
आगे भेजेंगे । 

इस सूरः के अन्त पर फिर परकालीन दिवस के वर्णन पर एक आयत में यह विषय 
वर्णन किया गया है कि संसार का वास्तविक स्वामित्व अस्थायी स्वामियों के पास नहीं 
है। बल्कि वास्तविक स्वामी तो अल्लाह तआला ही है जिसकी ओर परकालीन दिवस में 
प्रत्येक प्रकार का स्वामित्व लौट जाएगा और अन्य सभी को स्वामित्व विहीन कर दिया 
जाएगा । 

RASA 














करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
जब आकाश फट जाएगा ।2। 


और जब सितारे झड़ जाएँगे ।3। 
और जब समुद्र फाड़े जाएँगे ।4। 
और जब कृब्रें उखेड़ी जाएँगी ।5। 


हर एक जान को ज्ञात हो जाएगा कि 
उसने क्या आगे भेजा है और क्या पीछे 
छोड़ा है ।6। 

हे मनुष्य ! तुझे अपने कृपाशील रब्ब 
के बारे में किस बात ने धोखे में 
डाला ? ॥7। 

वह जिसने तुझे पैदा किया । फिर तुझे 
ठीक-ठाक बनाया । फिर तुझे 
व्यवस्थित किया ।8। 

जिस आकृति में भी चाहा तेरा सृजन 
किया ।9। 

सावधान ! तुम तो कर्मफल का ही 
इनकार कर रहे हो ।।0| 

जबकि निश्चित रूप से तुम पर निरीक्षक 
नियुक्त हैं ।। | 


सम्माननीय लिखने वाले ।।2। 
वे जानते हैं जो तुम करते हो ।।3। 


OR LI EN 


y > sss Sis ie & [ 

(OTE! £| 5| 
2 A 7६९३ ES Fs ~ (८ » 
OA SSSI} 


3 74x 


O33 


2X 


38 


st 


OSES 
© 6 ais 7३% tg 6 pees > ह 


सूरः 82, अल-इनफितार 


निःसन्देह सदाचारी लोग अवश्य सुख- 
समृद्धि में होंगे ।4। 

और निःसन्देह दुराचारी अवश्य नरक में 
होंगे ।।5। 

वे उसमें कर्मफल प्राप्ति के दिन प्रविष्ट 
होंगे ।।6| 


और वे कदापि उससे बच न सकेंगे ।।7। 


और तुझे क्या पता कि कर्मफल प्राप्ति 
का दिन क्या है ? ।।8| 
फिर तुझे क्या पता कि कर्मफल प्राप्ति 
का दिन क्या है ? ।।9| 
जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान 
के लिए किसी चीज़ का अधिकार नहीं 
रखेगी । और उस दिन निर्णय करने का 
अधिकार पूर्णरूपेण अल्लाह ही का 
होगा ।20। (रुकू 4) 


पारः 30 


ASSIGN 


7 


(80 


~ 


द ० 2. Z 
Sods 
SFE sha 
A ts [GE ०४2८ 


५ > Haz [i RE अप 7 
(9 RN 2 22 Er | 9 


३९५ 


L > 57 tS इ | I 4 
ORD 2 gL | ०) 


Es id Fists 
+ Lr र 5-४5 कि [92 


टः 


5 ii + 227A < ~ 
७०५४ 2.8 % >+ ०३ 


|} 


83- सूरः अल-मुतफ्फ़िफ़ीन 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 37 आयते हैं । 

इस सूरः में एक बार फिर से नाप-तौल की ओर मनुष्य को ध्यान दिलाया गया है 
कि तुम तभी सफल हो सकते हो यदि न्याय पर डटे रहो । यह न हो कि लेने के मापदंड 
और हों और देने के मापदंड और । यहाँ वर्तमान काल के व्यापार का भी विश्लेषण कर 
दिया गया है । बड़ी-बड़ी धनवान जातियाँ जब भी निर्धन जातियों से सौदा करती हैं तो 
सर्वथा उस सौदे में निर्धन जातियों की हानि अवश्य होती है । अल्लाह ने कहा, क्या ये 
लोग सोचते नहीं कि एक बहुत बड़े हिसाब-किताब के दिन वे एकत्रित किए जाएँगे 
जिसमें उनके सांसारिक सौदों का भी हिसाब होगा । यह वह कर्मफल दिवस है जिसका 
वर्णन पिछली सूरः के अंत में हुआ है । 

इसके बाद की आयतों में स्पष्ट रूप से कर्मफल दिवस का वर्णन करके चेतावनी 
दी गई है कि कर्मफल दिवस के अस्वीकारी पिछले युगों में भी विनष्ट कर दिए गए थे 
और अंत्ययुग में भी बुरे अंत को प्राप्त होंगे । 

इसके बाद की आयतों में नरक और स्वर्ग निवासियों का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत 
किया गया है और चेतावनी दी गई है कि वे लोग जिनसे ये संसार में उपहास करते हुए 
व्यंग कसते और आँखों के इशारों से उनका अपमान करते हुए उन्हें काफ़िर कहते थे, उस 
दिन वे उन काफ़िरों पर हसेगे और उनसे पूछेंगे कि बताओ अब तुम्हारा क्या हाल है? 


है782 024 






























अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
सर्वनाश है नाप-तौल में अन्याय करने 
वालों के लिए ।2। 

अर्थात वे लोग जो कि लोगों से जब तौल 
कर लेते हैं तो भरपूर (मापदंडों के साथ) 
लेते हैं ।3। 

और जब उनको नाप कर अथवा तौल 
कर देते हैं तो कम देते हैं ।4। 


क्या ये लोग विश्वास नहीं करते कि वे 
अवश्य उठाए जाएँगे ।5। 

एक बहुत बड़े दिन में (पेशी) के 
लिए ।6। 

जिस दिन लोग समस्त लोकों के रब्ब के 
समक्ष खड़े होंगे ।7। 

सावधान ! निःसन्देह दुराचारियों का 
कर्मपत्र सिज्जीन में है ।8। 

और तुझे क्या मालूम कि सिज्जीन क्या 
है ? ।9| 

एक लिखी हुई पुस्तक है ।।0। 


सर्वनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिए ।।।। 
जो कर्मफल दिवस को झुठलाते हैं ।।2। 


और उसे कोई नहीं झुठलाता परन्तु वही 
जो सीमा से बढ़ा हुआ महापापी है ।।3। 


हि 
2 RF Fd 7G ००८ PE Z ४ ४ wo 23 
६%) FEENEY ४४ ॥ ~ | 9 ASS Gril) 3) «४ 
{5 अ ॐ न ६ अ 








2 (33422) 2 ५ ४०७ EE 7 

OOBsBa hs 

EN OE SESS < 
00 

अं FSAI 5 
Z 532 नबी 

७09->:2४२ 

3 4०226 229 rs CORE 
© / 9 9 > | Sun ` Y | 
y D0 +~ be 

OBE p32 

b els 5 Ii ७ 5) 2 247 550 
CWRLJCMNE Eig 


~~ 


60825 CAEN LS BIS 


SE Sb 55 


सूरः 83, अल-मुतफ्फ़िफ़ीन 


जब उस के समक्ष हमारी आयतें पढ़ी 
जाती हैं, वह कहता है (ये) पहले लोगों 
की कहानियाँ हैं ।4। 

सावधान ! वास्तविकता यह है कि 
उन कमाइयों ने उनके दिलों पर ज़ंग 
लगा दिया है जिन्हें वे अर्जित किया 
करते थे ॥5। 

सावधान ! निःसन्देह उस दिन वे 
अपने रब्ब से पर्दे में कर दिए जाएँगे 
(अर्थात उसके दर्शन से वंचित कर 
दिए जाएँगे) ।6। 

फिर अवश्य वे नरक में प्रविष्ट 
होंगे।7। 

फिर कहा जाएगा कि यही वह है 
जिसको तुम झुठलाया करते थे ।8। 


सावधान ! निःसन्देह नेक लोगों का 
कर्मपत्र इल्लिय्यीन में अवश्य 
है।।9। 

और तुझे क्या मालूम कि इल्लिय्यीन 
क्या है ? ।20| 


एक लिखी हुई पुस्तक है ।2।। 


सान्निध्य प्राप्त लोग उसे (अपनी आँखों 
से) देख लेंगे ।22। 

निःसन्देह नेक लोग सुख-समृद्धि में 
अवश्य होंगे ।23। 

सुसज्जित पलंगों पर बैठे अवलोकन कर 
रहे होंगे ।24| 

तू उनके चेहरों में सुख-समृद्धि की 
ताज़गी पहचान लेगा ।25। 


|} 


पारः 30 

FEES El 45 Sl 
6659 
28 5५३४5 ८85 NS 
BOSS 

FE DER < 
226 % og el NS 
७8% Fo 


हल रः ६ दू 
b ~ मर 
७0% 


जप 8279 शक) 


3 ब 3 ०. 4३7 Tf dk 
९2८37: :५) 2 IIS 


(a ४50०2) ¢ er FE 4% ०% 
(9 SR 2 | 9) >+ IS Sy 


सूरः 83, अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन 


उन्हें एक मुहरबंद शराब में से पिलाया 
जाएगा ।26। 

उसकी मुहर कस्तूरी होगी । अतः इस 
(विषय) में चाहिए कि मुक़ाबले की 
इच्छा रखने वाले एक दूसरे से बढ़ कर 
इच्छा करें ।27। 


उसका गुण तस्नीम (मिश्रित) होगा ।28। 


(जो) एक ऐसा स्रोत है, जिससे 
सान्निध्य प्राप्त लोग पिएँगे ।29। 
निःसन्देह जिन्होंने अपराध किए वे उन 
लोगों से जो ईमान लाए, उपहास किया 
करते थे ।30। 

और जब उनके पास से गुज़रते थे तो 
परस्पर इशारे करते थे ।3।। 

और जब अपने घर वालों की ओर लौटते 
थे, व्यर्थ बातें बनाते हुए लौटते थे ।32। 


और जब कभी उन्हें देखते थे कहते 
थे, निःसन्देह यही हैं जो पक्के 
पथभ्रष्ट हैं ।33। 

हालाँकि वे उन पर निरीक्षक बना कर 
नहीं भेजे गए थे ।34। 

अतः वे लोग जो ईमान लाए आज 
काफ़िरों पर हँसेंगे ।35। 


सुसज्जित पलंगों पर विराजित होकर 
अवलोकन कर रहे होंगे ।36। 


क्या काफ़िरों को उसका पूरा 


करते थे ? ।37। (रुकू -ु-) 


]233 पारः: ३0 


006३ हे 2) ६३ x ~ (2 
CN SEA NB) 
5 ) ०४००२ >> ३५ ED | 

(5 दि 


< 
2 


x 


TZ? 


FE Sek EES 


५५५ UII 53 65 
BOF 

6७% 2 ७.४ 5५ 
Ji els CAHN FE 


6 52 न x 622 3 2 
& OOS SS SISYSHOS 
प्रतिफल दे दिया गया है जो वे किया * i 


|} 


84- सूरः अल-इन्शिक्राक्र 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 26 आयते हैं । 

पिछली सूरतों की वर्णन शैली को जारी रखते हुए एक बार फिर संसार में प्रकट 
होने वाले महान परिवर्तनों को परलोक के लिए साक्षी ठहराया गया है । एक बार फिर 
आकाश के फट जाने का वर्णन है जिसका एक अर्थ यह है कि भाँति-भाँति की विपत्तियाँ 
आएँगी । 

इसके बाद धरती को फैला दिए जाने का वर्णन है । वैसे तो इस संसार में धरती 
फैलाई हुई दिखाई नहीं देती परन्तु कुरआन के समय में मनुष्य की जानकारी में केवल 
आधी धरती थी और आधी धरती अमेरिका इत्यादि की खोज से व्यवहारिक दृष्टि से 
फैला दी गई । और यही वह दौर है जिसमें धरती सबसे अधिक अपने दबे हुए रहस्यों को 
बाहर निकाल देगी, मानो खाली हो जाएगी । विज्ञान का यह नवीन विकास-काल 
अमेरिका की खोज से ही आरम्भ होता है । 

इसके बाद यह भविष्यवाणी है कि जब दिन अंधकार में परिवर्तित हो रहा होगा 
और फिर रात छा जाएगी तब एक बार फिर इस्लाम का चन्द्रमा उदय होगा, उस दिन 
तुम क्रमशः अपनी उन्नति के अंतिम पड़ाव तय कर रहे होगे । 

चत्त 








S 


78 


र ° 


7, 





* 
था 
£ 
भर 
£ 
श 
> हैंड 
७ 











/ 


दर Zo /४ ६ 
3 ISIS 3 ०-४ 


EVO 


0, 






a % ~ 


2 है, ASG ७3५-०४। 5B) »« 


ry 








द 








अद जद हद अध 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 





जब आकाश फट जाएगा ।2। 


और अपने रब्ब की ओर कान धरेगा और 
यही उस पर अनिवार्य किया गया है ।3। 
और जब धरती विस्तृत कर दी 
जाएगी ।4। 

और जो कुछ उसमें है (उसे वह) निकाल 
फॅंकेगी और खाली हो जाएगी ।5। 

और अपने रब्ब की ओर कान धरेगी । 
और यही उस पर अनिवार्य किया गया 
है ।6। 

हे मनुष्य ! तुझे अवश्य अपने रब्ब की 
ओर कठोर परिश्रम (करके जाने) वाला 
बनना होगा । अतः (अवश्यमेव) तू 
उसे आमने-सामने मिलने वाला है ।7। 
अत: वह जिसे उसका कर्मपत्र उसके 
दाहिने हाथ में दिया जाएगा ।8। 

तो निःसन्देह उसका सरल हिसाब लिया 
जाएगा ।9। 

और वह अपने घरवालों की ओर 
प्रसन्तचित्त होकर लौटेगा ।।0। 

और वह जिसे उसके गुप्त रूप से किए 
हुए कर्मों का हिसाब दिया जाएगा ।।। 
वह अवश्य (अपने लिए) विनाश की 
दुआ माँगेगा ।।2। 


नेट =, 





Ecce 





oS 





>> > ~ i, 22०० 
Og HE) 

द् E 6 5 2 ६ 

HESS ७५ 

OEE 


2327 4 ई 


(9 |) 2५० | | = 9S 





सूरः 84, अल-इन्शिक़ाक़ EET पारः 30 
में i 2 7 (3०4 rr 
और भड़कती हुई अग्नि में प्रविष्ट CO 


होगा ।॥3। 

निःसन्देह वह अपने घरवालों में प्रसन्न 
था ॥4। 

निःसन्देह उसने यह सोच रखा था कि 
वह कदापि उठाया नहीं जाएगा ।5।* 
क्यों नहीं ! नि:सन्देह उसका रब्ब उस 
पर सदा गहन दृष्टि रखने वाला था ।6। 
अतः सावधान ! मैं संध्या की लालिमा 
को साक्षी ठहराता हूँ ।।7। 

और रात को और उसे जो वह 
समेटती है ।।8। 

और चन्द्रमा को जब वह प्रकाश से 
परिपूर्ण हो जाए ।।9। 

निःसन्देह तुम अवश्य क्रमशः उन्नति 
करोगे ।20। 

अत: उन्हें क्या हो गया है कि वे ईमान 
नहीं लाते ? ।2| 

और जब उन के समक्ष कुरआन पढ़ा 
जाता है तो सजद: नहीं करते ।22। 


बल्कि वे लोग जिन्होंने इनकार किया, 
झुठला देते हैं ।23। 


SN 
न्ग 


mara 


Lad 


(3४4 पं ~ BSS 
2 /# ठ ke pe ५ U8 
(9 Ss ४० 


ola ee fo sls 
OS SRR IT St 


७6% Fy ie 





* इस प्रकार के अर्थ के लिए देखें मुफ़रदात इमाम रागिब रहि. 

१ आयत सं. ।7-20 : अरबी शब्द फ़ला से यहाँ यह अभिप्राय नहीं है कि मैं क़सम नहीं खाता, बल्कि 
इससे तत्कालीन प्रचलित विचारधारा को नकारना है । अल्लाह तआला संध्या की लालिमा को 
साक्षी ठहराता है और फिर उसके पश्चात जब रात गहरी होने लगे उस समय भी अल्लाह तआला 
मनुष्य को प्रकाश से पूर्णतया वंचित नहीं करता बल्कि चन्द्रमा को सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित 
करने के लिए भेज देता है । और चन्द्रमा भी एक साथ पूरे प्रकाश के साथ नहीं चमकता अर्थात एक 
बार चौदहवीं का चाँद नहीं बन जाता बल्कि धीरे-धीरे उन्नति करता है । इसी प्रकार चौदहवीं 
शताब्दी में आने वाला मुजदिद (धर्म-सुधारक) भी तेरह शताब्दियों के सुधारकों के पश्चात क्रमशः 


उन्नति करते हुए पूर्ण चन्द्रमा की भाँति प्रकट होगा । 


सूरः 84, अल-इन्शिक़ाक़ []]] पारः 30 


और अल्लाह सबसे अधिक जानता है जो Re 623 ies 
वे इकट्ठा कर रहे हैं ।24। 

अतः उन्हें पीडजनक अज़ाब का शुभ- 
समाचार दे दे ।25। 

सिवाय उन लोगों के, जो ईमान लाए Gl EA sles ne Frege हर 
और नेक कर्म किए, उनके लिए एक ' का 

अनंत प्रतिफल है ।26। (रुकू -ठ-) DYN Flag 


2 i ° Tz > rs 
CHARS BC 
Td X > ~° 


|} 
85- सूरः अल-बुरूज 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 23 आयते हैं । 

इस सूरः का पिछली सूरः से यह सम्बन्ध है कि उसमें नए सिरे से इस्लाम के 
चन्द्रमा के उदय होने का वर्णन था । यह घटना कब घटेगी और इसका उद्देश्य क्या 
होगा ? याद रहे कि आकाश के बारह नक्षत्र हैं अर्थात बारह सौ वर्षों के पश्चात इस 
भविष्यवाणी के प्रकट होने का समय आएगा और जिस प्रकार चन्द्रमा सूर्य की गवाही 
देता है इसी प्रकार एक आने वाला शाहिद (गवाही देने वाला) अपने महान मशहद 
(जिसकी गवाही दी जाय) अर्थात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
गवाही देगा और इस गवाही में उसके सच्चे अनुयायी भी सम्मिलित होंगे । उनका 
इसके अतिरिक्त कोई अपराध नहीं होगा कि वे आने वाले पर ईमान ले आए परन्तु 
इसके बावजूद उनको घोर अत्याचारपूर्ण दंड दिये जायेंगे, यहाँ तक कि उन्हें अग्नि में 
जलाया जाएगा और देखने वाले आराम से उसका तमाशा देखेंगे । बिल्कुल इसी प्रकार 
की घटनाएँ पाकिस्तान में निष्ठावान अहमदियों के विरुद्ध लगातार घटित हो रही हैं । 

इस सूरः के अन्त पर इस बात की कड़ी चेतावनी दी गई है कि पहली जातियों ने 
भी जब इस प्रकार के अत्याचार किए थे तो उन्हें उनके अत्याचारों ने घेर लिया था । 
अतः उस कुरआन की क़सम है जो सुरक्षित पट्टिका में है कि तुम भी अपने अपराधों का 
दंड अवश्य पाओगे । 

XARA 


सूरः 85, अल-बुरूज [)}! पारः 30 














हद हेड हद बह हे हेड ९ भ हट औड हट थड हट और जह बट हट जद हआध 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


क़सम है नक्षत्रों वाले आकाश की ।2। GES EOE, 
और प्रतिश्रुत दिवस की ।3। Os NPS 
और एक गवाही देने वाले की और है» 34.54 sli 
उसकी जिसकी गवाही दी जाएगी ।4। i ; 
खाइयों वाले विनष्ट कर दिए जाएँगे ।5। की ie 
अर्थात उस अग्नि वाले जो बहुत ईंधन oN EFINE 
वाली है ।6। 
जब वे उसके गिर्द बैठे होंगे ।7। 0338 (६८ 243) 
और वे उस पर साक्षी होंगे जो वे मोमिनों ०४5) 6५45 ७, |£ 339 
से करेंगे ।8।" f 6६; 
>~ 


a 
री > 


और वे उनसे केवल इसलिए द्वेष रखते थे |, । ४:० 56 9 2 ‰:०। ४८.55८3 
कि वे पूर्ण प्रभुत्व वाले, स्तुति योग्य | a3 
अल्लाह पर ईमान ले आए ।9। DAR 





5 आयत सं, 5 से 8 : इन आयतों में उन लोगों के विनाश की भविष्यवाणी की गई है जिन्होंने खाई में आग 
जलाई थी और उसमें मोमिनों को फेंक कर बैठे उनका तमाशा देखते थे । इन आयतों में यह 
भविष्यवाणी निहित है कि यह घटना आगे आने वाले समय में भी घटेगी और वह समय मसीह मौऊद 
का युग होगा । अतः निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी उन निर्दोष अहमदियों के ऊपर पूरी हुई, 
जिनको घरों में ज़िदा जलाने का प्रयास किया गया । अरबी शब्द कुऊद बताता है कि लोग बैठे तमाशा 
देखते रहे और अत्याचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । अतः यह महान भविष्यवाणी इस 
रंग में कई बार पूरी हो चुकी है कि पुलिस को देख-रेख में दंगाइयों ने निर्दोष अहमदियों को ज़िंदा 
जलाने का प्रयास किया और कई बार सफल हो गए और कई बार असफल भी रहे। 


सूरः 85, अल-बुरूज 


जिसका आकाशों और धरती में 
शासन है और अल्लाह प्रत्येक वस्तु 
पर साक्षी है ॥0। 

निःसन्देह वे लोग जिन्होंने मोमिन पुरुषों 
और मोमिन स्त्रियों को परीक्षा में डाला 
फिर प्रायश्चित नहीं किया तो उनके 
लिए नरक का अज़ाब है और उनके लिए 
अग्नि का अज़ाब (निश्चित) है ।।]। 
निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाए और 
नेक कर्म किए उनके लिए ऐसे स्वर्ग हैं 
जिनके नीचे नहरें बहती हैं | यह बहुत 
बड़ी सफलता है ।2। 


निःसन्देह तेरे रब्ब की पकड़ बहुत कठोर 
है ।।3। 

निःसन्देह वही आरम्भ करता है और 
दोहराता भी है ।4। 

जब कि वह बहुत क्षमा करने वाला और 
बहुत प्रेम करने वाला है ।।5। 

अर्श का स्वामी और परम पूजनीय 
है ।6। 

जो चाहता है उसे अवश्य करके रहता 
है ।।7| 

क्या तुझ तक सेनाओं का समाचार 
पहुँचा है ? ।8। 


फ़िरऔन और समूद का ।।9। 


बल्कि वे लोग जिन्होंने इनकार किया वे 
झुठलाने में ही (लगे) रहते हैं ।20। 
जबकि अल्लाह उनके आगे-पीछे से घेरा 
डाले हुए है ।2।। 


|!| पारः 30 


oS 2 FE ETE 3 
(52 ) ४।३ 3 iS 4] < 5 
4 ४५ RN ०६ (2 0720, 3 
(००:७० ५ ४० |240॥ 5 
Me al i 
+ ७७2 5 XR ~ कक 
SEEN sa NE 
ES ME eer a 2% ड़ 
53 ४ TD 
CASSIE 


ह 


} जा जज छल 
03939) %४| 389 


मर 9 & 7 AL 5725+ 
C) 5945 9०% +9 


~Lz 


OSS 


|] 


Deseo 


br 


सूरः 85, अल-बुरूज ||] 


बल्कि वह तो एक गौरवशाली 

कुरआन है ।22। 

और एक सुरक्षित पट्टिका में है ।23। क्ष 
(रुकू) ` 


x 


(9 


पार; 30 


4-5 | 25 72 


bis 


> 


OA 9% uh 


Fie 


|!| 


86- सूरः अत-तारिक़ 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।8 आयते हैं । 

इसमें सूर: अल्‌-बुरूज के विषयवस्तु को ही आगे बढ़ाया गया है और यह 
भविष्यवाणी की गई है कि उस अंधेरी रात में अल्लाह तआला अपने आकाशीय प्रहरियों 
को नियुक्त करेगा जो उन पीड़ित भक्तों की सहायता करेंगे । मनुष्य इस बात पर क्यों 
विचार नहीं करता कि वह एक उछलने वाला और डींगे मारने वाला जीव ही तो है । 
अतः अन्ततोगत्वा वह अवश्य अपने दुष्कर्मा के परिणामस्वरूप पकड़ा जाएगा और 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के इस दौर के अनुयायिओं को यह 
आदेश है कि ये लोग कुछ देर और शरारतें कर लें, अन्ततः ये पकड़े जाएँगे । अतः 
प्रतीक्षा करो और इनको कुछ ढील दे दो । 


त्त्र 














श्र बह अब हे बह जब जे कर, 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

क़सम है आकाश की और रात को प्रकट 
होने वाले की ।2।* 

और तुझे क्या मालूम कि रात को प्रकट 
होने वाला क्या है ? ।3। 


बहुत चमकता हुआ नक्षत्र ।4। 


कोई (एक) प्राणी भी नहीं जिस पर 
कोई प्रहरी न हो ।5। 

अतः मनुष्य ध्यान दे कि उसे किस चीज़ 
से पैदा किया गया ।6। 

उछलने वाले पानी से पैदा किया 
गया।7। 

जो पीठ और पसलियों के बीच से 
निकलता है ।8। 


निःसन्देह वह उसके वापस ले जाने पर 
अवश्य समर्थ है ।9। 

जिस दिन गुप्त बातें प्रकट की 
जाएँगी ।।0। 

अत: न तो उसे कोई शक्ति प्राप्त 
होगी और न ही कोई सहायक 
होगा।।।। 


y ¢ | 3.5 
bos (2 Fn 
(229 ०. ५.८ or) 


> AS 22 


ls +७” | ¢ 
+ 


~ 


A 
HIS 


गई: 3: ग 
OPI ae 


x2 


>> >> ० 2६ २ 
L 5 5 


OF 
i 





* इस सूरः के आरम्भ में ही रात को आने वाले चिह्न की गवाही दी गई है । इससे आगे की आयतों से 
यह स्पष्ट होता है कि वह चमकता हुआ नक्षत्र होगा । चमकते हुए नक्षत्र से यही प्रतीत होता है कि 


आग बरसाने वाली लपटें आसमान से बरसेंगी । 


सूरः 86, अत-तारिक़ I] पारः 30 

धार है £ 5 ¢ Ls i 
क़सम है मूसला वर्षा युक्त आकाश BENS 
की ।2। प्र 

उगाने धरती 2 ही { fl” 
और हरियाली उगाने वाली धरती BELA 
की।।3। ˆ 7 
नि:सन्देह वह एक निर्णायक वाणी है) Bie 2 Cee ५६ 
है।4| f 
और वह कदापि कोई अशिष्ट वाणी नहीं है Woops है; 
है ॥5। 2० 

चलेंगे y 2267 Sot 35 ~ 2 x8 

निःसन्देह वे कोई चाल चलेंगे ।6। OS 03S ०७) 
और मैं भी एक चाल चलूँगा ।।7। & sess 


अतः काफ़िरों को ढील दे । उन्हें एक & & Come 00 200 55 


समय तक ढील दे दे ॥8॥ (रुकू J) ' 





* अरबी शब्द अर॑जूउ का अर्थ मूसलाधार वर्षा है । (अल्‌ मुन्जिद, अल अक़रब) 
*# अरबी शब्द अस सद्‌उ का अर्थ धरती की हरियाली है । (अल अक़रब) 


|!| 


87- सूरः अल-आ'ला 

यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 20 आयते हैं । 

इस सूरः के आरम्भ में ही यह शुभ-समाचार दे दिया गया है कि अल्लाह तआला 
का नाम और अल्लाह वालों का नाम ही सर्वोपरि सिद्ध होगा । अतः यह आदेश दिया 
गया है कि उपदेश करते चले जाओ । यद्यपि उपदेश आरम्भ में असफल होता दिखाई 
देगा परन्तु अन्ततोगत्वा लाभजनक सिद्ध होगा । फिर मनुष्य को सम्बोधित करते हुए 
कहा गया है कि तुम उपदेश से लाभहीन इस लिए होते हो कि तुम ने संसार के जीवन को 
परलोक के जीवन पर श्रेष्ठता दे दी है हालाँकि परलोक ही भलाई और चिरस्थायी घर है। 


त्रत 


सूरः 87, अल-आला 4246 



















Ors Eb PE & 





Eo Ae A A A A A A AN A A A A A A A NAN 35 5५ 











अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा Ome Ly al 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) | 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
अपने महामहिम रब्ब के नाम का प्रत्येक 6 Vole 2 0) ८ 
अवगुण से पवित्र होना वर्णन कर ।2। ः 
जिसने पैदा किया फिर ठीक-ठाक प्र पल i 5 
Os 38 $ ० (5२) 
किया ।3। र 
तत्वों 32 BR £ द 5 है| rl ~ 
और जिसने (भिन्न-भिन्न तत्वों को) Dos 
मिश्रित किया, फिर हिदायत दी ।4। 
जीवन लिए % | el ARTS 2 
और जिसने , रक्षा के लिए SoHE 
हरियाली उगाई ।5। 
फिर उसे (अनादर करने वालों) के लिए के हज] fa 
काला कूड़ा-कर्कट बना दिया ।6। i 
हम अवश्य तुझे पढ़ना सिखाएँगे फिर तू Oo ४४६७६ मा 
नहीं भूलेगा ।7। 
सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे । ose i 2॥ 7 5८७ 
निःसन्देह वह प्रकाश्य को जानता है & ८: 
और उसे भी जो अप्रकाश्य है ।8।* Co मु व 
और हम तुझे सरलता प्रदान करेंगे ।9। OSs 
अतः उपदेश कर । उपदेश अवश्य लाभ CUS aS 
देता है ।!0। हु 
जो डरता है, वह अवश्य उपदेश ग्रहण क Cf Og 


करेगा ।!]। 

* इस प्रकार के अर्थ के लिए देखिए : मुफ़रदात इमाम रागिब रहि. । 

*# आयत सं. 7, 8 यहाँ जिस भूलने का वर्णन है उस से यह तात्पर्य नहीं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम कुरआन भूल जाते थे । वस्तुतः इस से अभिप्राय वह भूल-चूक है जो नमाज़ में 
कुरआन पाठ करते हए कई बार हो जाती है । जिसके लिए यह आदेश है कि यदि कोई शब्द अनजाने 
में भूल पढ़ा जाए तो पीछे खड़े हुए नमाज़ी उसे ठीक कर दें । 





सूरः 87, अल-आ'ला 


और बड़ा भाग्यहीन (व्यक्ति) उससे 

बचेगा ।।2। 

जो सबसे बड़ी अग्नि में प्रविष्ट 

होगा।।3। 

फिर वह उसमें न मरेगा और न 

जिएगा ॥4। 

जो पवित्र बना निःसन्देह वह सफल हो 

गया ।5। 

और अपने रब्ब के नाम का स्मरण किया 

और नमाज़ पढ़ी ।6। 

वास्तव में तुम तो सांसारिक जीवन को 

श्रेष्ठता देते हो ।7। 

हालाँकि परलोक उत्तम और चिरस्थायी 

है ।।8| 

निःसन्देह यह पूर्ववर्ती ग्रन्थों में भी 

है।।9। 

इब्राहीम और मूसा के ग्रन्थों में ।20।* 
(रुकू > ) 


पारः 30 
y 237 eee ~ 
(9 Ls Y | Nore 


5५ HSN acs 


~ af 


bas ५253-26 55 


कं 


OEE HE 


° 


(2७ 





* आयत सं. ।9-20 : यहाँ कुरआन करीम के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसने पिछले ग्रन्थों की 
प्रत्येक उत्तम शिक्षा को अपने अन्दर एकत्रित कर लिया है । इब्राहीम अलै. के ग्रन्थ में से उत्तम 


शिक्षा इसमें मौजूद है और मूसा के ग्रन्थ में से भी । 


||| 


88- सूरः अल-गाशियः 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 27 आयते हैं । 

इस सूरः में लगातार आने वाले ऐसे अज़ाबों का वर्णन है जो ढाँप देंगे और उस 
दिन कई चेहरे बहुत भयभीत होंगे और कठिन परिश्रम में पड़ेंगे और थक कर चूर हो 
जाएँगे । वे भड़कने वाली अग्नि में प्रविष्ट होंगे और उनका भोजन थूहर के अतिरिक्त 
कुछ नहीं होगा जो न उन्हें हृष्ट-पुष्ट कर सकेगा न उनकी भूख मिटा सकेगा । यह एक 
आलंकारिक वर्णन है जो थूहर पर लगने वाले फल के प्रभाव की ओर संकेत कर रहा है 
जो दिखने में मीठे लगते हैं परंतु खाने वालों को अंततोगत्वा बहुत कष्ट पहुँचाते हैं । 

इसके बाद अवशिष्ट सूरः परकालीन जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का 
वर्णन कर के अन्त पर उस हिसाब का उल्लेख करती है जिसके लिए मनुष्य को अवश्य 
अल्लाह तआला के समक्ष पेश होना होगा । 

इस सूर: की अन्तिम आयत पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
सुन्नत का अनुसरण करते हुए सामुहिक नमाज़ में सम्मिलित सब नमाज़ी कुछ ऊँची 
आवाज़ में यह दुआ करते हैं कि ''हे अल्लाह ! हमसे आसान हिसाब लेना । 

त्र 














CEE 4 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 

क्या तुझे मतवाला कर देने वाली (घड़ी) 
का समाचार पहुँचा है ? ।2। 

कुछ चेहरे उस दिन अत्यन्त भयभीत 
होंगे ।3।” 

(अर्थात इससे पूर्व संसार की तलाश में) 
कठोर परिश्रम करने वाले (और) थक 
कर चूर हो जाने वाले ।4। 

वह धधकती हुई अग्मनि में प्रविष्ट 
होंगे ।5। 

एक खौलते हुए स्रोत से उन्हें पिलाया 
जाएगा ।6। 

उनके लिए थूहर से बने भोजन के 
अतिरिक्त कुछ नहीं होगा ।7। 

न वह हृष्ट-पुष्ट करेगा और न भूख से 
मुक्ति दिलाएगा ।8। 


कुछ चेहरे उस दिन तरो -ताज़ा होंगे ।9। 
अपने प्रयासों पर बहुत प्रसन्न ।।0| 
एक अत्युच्च स्वर्ग में ।।।। 


तू उसमें कोई अशिष्ट बात नहीं 
सुनेगा ।।2। 


उसमें एक बहता हुआ स्रोत होगा ।।3। 


र 
es 


2 


ग्रे ~ & ie) 2 CIE | Us 
Oasis] 


0) ४ & I) ६ bs 


OL | CS (72 CS 


2 ध 


OR 552०) Seba 


OE A NIC ed 


Z 


८20 FIRE 


8 
© 4०८५० 2.5 % 093 


4 
्् | ~ CE 5 ~ 





* अरबी शब्द ख़ाशियतुन के इन अर्थो के लिए देखिए : ताज-उल-उरूस । 


सूरः 88, अल-गाशियः I! पारः 30 
उसमें ऊँचे बिछाए हुए पलंग होंगे ।4। CRE 
हे 2 fog 558 
और (ढंग से) चुने हए प्याले ।5। (9५८9० %5 ८०» |$ 
पंक्तिबद्ध y 45% Ee [Eh rf 
और पंक्तिबद्ध लगाए हए तकिए ।6। cree 
और बिछाए हुए आसन ।7। CEES 
क्या वे ऊँटों की ओर नहीं देखते कि कैसे YI e SOE] 
पैदा किए गए ? ॥8। 5 i ६ 
और आकाश की ओर, कि उसे कैसे SBI ESN s 
ऊँचाई दी गई ? ।।9। 
और पर्वतों की ओर कि वे कैसे दृढ़ता Gea 
पूर्वक गाड़े गए ? ।20। Fe 
और धरती की ओर कि वह कैसे समतल OLDS SINS 
बनाई गई ? ।2]| 
अतः बहुत अधिक उपदेश कर । तू 60 (08: | mt 
केवल एक बार-बार उपदेश करने वाला E 
है ।22। 
नहीं 2 हिए / 200 ही | IE 5 RC 2% 
तू उन पर दारोग़ा नहीं ।23। © 2०००२ sek 
हाँ वह जो पीठ फेर जाए और इनकार ® OT DR 
हा वह ए डर €) 4 Sb SS) 
कर दे ।24। 
उसे अल्लाह अजाने + CO CINE YE DYEs 
तो उसे अल्लाह सबसे बड़ा अः 6 AS MONG 
देगा।25| 
निःसन्देह हमारी ओर ही उनका लौटना penne 
है ।26। 
निःसन्देह फिर हम पर ही उनका हिसाब Fé 20 6060 


है।27।  (रुकू -*+) 


EE 
89- सूरः अल-फ़ञ्र 


यह सूरः आरम्भिक मक्की दौर में अवतरित हुई है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 
३। आयते हैं । 

इस सूरः का नाम अल्‌-फ़ज़र (सवेरा) है और सवेरा के उदय होने पर दस रातों को 
साक्षी ठहराया गया है । फिर दो और एक को भी साक्षी ठहराया गया है जो कुल तेरह 
बनते हैं । ये तेरह वर्ष आरम्भिक मक्की दौर की ओर संकेत कर रहे हैं जिसके बाद 
हिजरत का सवेरा उदय होना था । 

इन आयतों की और भी बहुत सी व्याख्याएँ की गई हैं जिनमें अंत्ययुगीनों के समय 
उदय होने वाले एक सवेरा का भी संकेत मिलता है । परन्तु प्रथमोक्त सवेरा का वर्णन 
स्पष्ट रूप से मिलता है । इस लिए उसी के वर्णन को पर्याप्त समझते हैं । 

इस सूरः की शेष आयतों में मानव जाति की सेवा करने की प्रेरणा दी गई है । 
वर्णन किया गया है कि निर्धनों और उत्पीडित जातियों को आज़ादी दिलाने के लिए जो 
भी प्रयास करेगा उसके लिए शुभ-समाचार है कि वह महान प्रतिफल पाएगा । सबसे 
बड़ा शुभ-समाचार अन्तिम आयत में यह दिया गया है कि वह इस अवस्था में मरेगा कि 
अल्लाह तआला उसकी आत्मा को यह कहते हुए अपनी ओर बुलाएगा कि हे वह 
आत्मा! जो मेरे बारे में पूर्णतया संतुष्ट हो चुकी थी, केवल संतुष्ट ही नहीं थी बल्कि मेरी 
प्रसन्नता भी उसको प्राप्त थी, अब मेरे भक्तों में शामिल हो जा और उस स्वर्ग में प्रविष्ट 
हो जा जो मेरे भक्तों का स्वर्ग है । 


सूरः 89, अल-फञ्र |$} पारः ३0 











A A हे बह बे A NH जे“ 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा pe ieee ahs 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 4 
बार-बार दया करने वाला है ।। । 





y BE 
क़सम है सवेरा की ।2। © ils 
रातों 52 
और दस रातों की ।3। © iE 
5 Ce 
और युगल की और एकल की ।4। ७ ysl 
EC See 2 
और रात की जब वह चल पड़े ।5। © ssl 
क्या इसमें किसी बुद्धिमान के लिए कोई 0 0075 98005, ६ 
क़सम है ? ।6।* र 
क्या तूने देखा नहीं कि तेरे रब्ब ने आद Or Si yl] 
(जाति) के साथ क्या किया ? ।7। , = 
3० > Z 
(अर्थात्‌ आद की शाखा) इरम के साथ, OF 


जो बड़े-बड़े स्तम्भों वाले थे ।8। 


जिन के जैसा निर्माण कुल देशों में कभी 5 ,५॥ $ ६४५ pee 
नहीं किया गया ।9। है 





४४. आयत सं. 2 से 6 : इन आयतों में बुद्धिमानों के लिए एक भविष्यवाणी प्रस्तुत की गई है । हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी होने का दावा करने के पश्चात आपका मक्की 
जीवनकाल तेरह वर्ष तक फैला रहा । अन्तिम दस वर्ष जिनमें विपत्तियों के अंधेरे बढ़ते चले गए 
जिनके बाद सवेरा निकलने का शुभ-समाचार दिया गया था । यह वह समय था जिसमें मक्का के 
काफिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अत्याचार करने में लगातार आगे बढ़ते रहे, 
यहाँ तक कि आप पर हिजरत का सवेरा प्रकट हो गया । इस विषयवस्तु को कुछ भाष्यकारों ने इस 
प्रकार भी वर्णन किया है कि युगल और एकल से अभिप्राय इस्लाम की प्रथम तीन शतान्दियाँ हैं । 
अर्थात सहाबा, ताबयीन और तबअ्‌ ताबयीन का समय । इसके पश्चात दस रातें अर्थात नैतिक पतन 
के एक हज़ार वर्ष का समय इस्लाम पर बहुत अन्धकारमय युग आएगा और फिर हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथनानुसार इस्लाम का अनुयायी, शरीअत विहीन एक नबी ने प्रकट 
होना था । यह समय चौदहवीं शताब्दी हिजरी के आरम्भ तक फैला हुआ है जिसमें मसीह मौऊद का 
आविर्भाव हुआ । 


सूरः 89, अल-फञ्र 


और समूद (जाति) के साथ, जिन्होंने 
घाटी में चट्टानें तराशी थीं ।।0| 

और फिरऔन के साथ, जो कील-काँटों 
से लेस था ।।।। 

(ये) वे लोग (थे) जिन्होंने देशों में 
उपद्रव किया ।।2। 

और उनमें बहुत अधिक उपद्रव 
किया।।3। 

अतः तेरे रब्ब ने अज़ाब का कोड़ा उन 
पर बरसाया ।।4। 

निश्चित रूप से तेरा रब्ब घात में 
था।5। 

अतः मनुष्य का स्वभाव यह है कि जब 
उसका रब्ब उसकी परीक्षा करता है, 
फिर उसे सम्मान देता है । और उसे 
नेमत प्रदान करता है तो वह कहता है, 
मेरे रब्ब ने मेरा सम्मान किया है ।।6। 
और इसके विपरीत जब वह उसकी 
परीक्षा करता और उसकी जीविका 
उस पर संकुचित कर देता है । तो वह 
कहता है, मेरे रब्ब ने मेरा अपमान 
किया है ।।7। 

सावधान ! वास्तव में तुम अनाथ का 
सम्मान नहीं करते ।।8। 

और न ही दरिद्र को भोजन कराने की 
एक दूसरे को प्रेरणा देते हो ।।9। 

और तुम सारे का सारा विरसा 
(उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति) हड़प 
कर जाते हो ।20। 

और धन से बहुत अधिक प्रेम करते 


हो ।2। 


पारः 30 


& | > | Sa) | |» & CO | 29> 9 


SG 

लक 

Oli ७३५ »५:८ ९-०५ 

CHUA) 

42S G4 5G YIGE 
7 


AIEEE 


54 ~ 


O SN 3a, ५०४६ 
} REC Vrs 6 
CR \raEk 03 
५  ZET 2 5 १६६5 
OLY ०५६४३ 


rz <~ 
) ९५८०० Ys 


सूरः 89, अल-फञ्र 


पारः 30 





सावधान ! जब धरती कूट-कूट कर 
कण-कण कर दी जाएगी ।22। 

और तेरा रब्ब आएगा और पंक्तिबद्ध 
फ़रिश्ते भी ।23। 

और उस दिन नरक को लाया 
जाएगा। उस दिन मनुष्य उपदेश ग्रहण 
करना चाहेगा, परन्तु अब उपदेश 
प्राप्त करना उसके लिए कहाँ संभव 
होगा ? ।24। 

वह कहेगा, काश ! मैने अपने जीवन के 
लिए (कुछ) आगे भेजा होता ।25। 
अतः उस दिन उस जैसा अज़ाब (उसे) 
कोई और न देगा ।26। 

और कोई उस जैसी मुश्के नहीं 
बाँधेगा ।27। 


हे संतुष्ट आत्मा ! ।28। 


अपने रब्ब की ओर प्रसन्न होते हुए 
और (उसकी) प्रसन्नता पाते हुए लौट 
जा ।29| 


अतः मेरे भक्तों में प्रविष्ट हो जा ।30। 


और मेरे स्वर्ग में प्रविष्ट हो जा ।3।।* 
(रुकू उ ) 


“\ 
NN 


555 eV) ७६४ 
(a HET del Seed 
(9 HEI TIVO Nh) 


drome a 
L TTS 53 ०% 22 3g 
| 48 (92 53 


SFE 2४ 22058 


७042, :44:207:0 50 3 


५ ७८. 


ks 


Oss 





* आयत सं. 28-3 : इन आयतों में उन मोमिनों को शुभ-समाचार दिया गया है जिनको मृत्यु से पूर्व 
अल्लाह तआला की ओर से यह कहा जाएगा कि हे संतुष्ट आत्मा ! अपने रब्ब के समक्ष इस अवस्था 
में उपस्थित हो जाओ कि तुम उससे प्रसन्न हो और वह तुम से प्रसन्न हो । यद्यपि आयत सं. 28 में 
आत्मा के लिए नफ़्स प्रयुक्त किया गया है जो अरबी में स्त्री लिंग शब्दरूप है । परन्तु आयत सं. 30 
में पुलिंग शब्द इबादी (मेरे भक्तों) उल्लेख करके यह बताया कि वस्तुतः आत्मा न तो स्त्री है न 
पुरुष । इसी बात को कहा कि मेरे भक्तों में प्रविष्ट हो जा और मेरे उस स्वर्ग में प्रविष्ट हो जा जिसे 
मैंने अपने विशेष भक्तों के लिए तैयार किया हुआ है । 


EEN 
90- सूरः अल-बलद 


यह सूरः आरम्भिक मक्की दौर में अवतरित हुई है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 
2। आयते हैं । 

पिछली सूरः में मक्का की जिन रातों को साक्षी ठहराया गया था उसी मक्का का 
वर्णन इस सूरः में फिर से दोबारा आरम्भ कर दिया गया है । अल्लाह तआला हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सम्बोधित करते हए कहता है कि मैं इस नगर 
को उस समय तक साक्षी ठहराता हूँ जब तक तू इसमें है । जब तुझे इस नगर के निवासी 
यहाँ से निकाल देंगे तब यह नगर शांतिदायक नहीं रहेगा । 

इसके बाद आने वाली पीढ़ियों को साक्षी ठहराया गया है कि मनुष्य के भाग्य में 
लगातार परिश्रम करना लिखा है । जब उसे नुबुव्वत का प्रकाश प्रदान किया जाता है तो 
उसके सामने धार्मिक और सांसारिक उन्नति के दो मार्ग खोले जाते हैं । परन्तु मनुष्य 
परिश्रम का मार्ग अपना कर धार्मिक और सांसारिक ऊँचाइयों की ओर न चढ़कर ढलान 
का सरल मार्ग अपनाता है और पतन की ओर चला जाता है । यहाँ ऊँचाई पर चढ़ने के 
विषयवस्तु को खोल कर बता दिया गया कि इससे किसी पर्वत पर चढ़ना अभिप्राय नहीं 
बल्कि जब निर्धन जातियों को भूख सताए और कई जातियों को दास बना लिया जाए, 
उस समय यदि कोई उनको उस से मुक्त कराने के लिए प्रयास करे और भूख के मारों और 
निर्धनों को अपने पाँवों पर खड़ा करने के लिए प्रयत्न करे तो वही लोग ऊँचाइयों की ओर 
चढ़ने वाले हैं । परन्तु यह लक्ष्य ऐसा है कि एक दो दिन में प्राप्त होने वाला नहीं । उसके 
लिए निरन्तर धैर्य से काम लेते हए धैर्य करने का उपदेश देना पड़ेगा और निरन्तर दया से 
काम लेते हुए दया का उपदेश देना पड़ेगा । 

रर 


सूरः 90, अल-बलद I! पारः 30 





Led eo 9 34५5० 2०५ 5) »« 











नर जद जद जद जद जद जद NNN NMR हहई 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा Oe 8 FUER 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 5 SE 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

सावधान ! मैं इस नगर की क़सम खाता 6 A Inet डाई 
हूँ ।2। 99 
जबकि तू इस नगर में (एक दिन) उतरने ul [en 65 
वाला है ।3। 42729 

और पिता की और जो उसने संतान पैदा ठ) है 2 25 
की ।4। 7 
निःसन्देह हमने मनुष्य को एक लगातार SGV EIS 
परिश्रम में (लगे रहने के लिए) पैदा 5 

किया ।5। 


कया वह धारणा करता है कि उस पर £ 6 5८१4८ 7५ EE 
नहीं [र 
कदापि कोई प्रभुत्व नहीं पा सकेगा ।6। 


वह कहता है मैंने ढेरों धन लुटा SYS CANES 
दिया ।7| हि 
क्या वह समझता है कि उसे किसी ने ठ XE 6 Ee Neil 
नहीं देखा ? ।8। द है 
क्या हम ने उसके लिए दो आँखें नहीं 6 Mer Re 
बनाई ? ।9। ह 

होंठ RT दूं ( be 
और जिह्वा और दो होंठ ? ।0। ०४-५८ sb) 
और हमने उसे दो ऊँचे मार्गो की ओर OC Asis 
हिदायत दी ।।। 
अत: वह अक़ब: पर नहीं चढ़ा ।।2| CEASE 
और तुझे क्या मालूम कि अक़ब: क्या SENG sl 


है? ।।3| i 


सूरः 90, अल-बलद 


गर्दन (अर्थात दास) मुक्त करना ।4। 


अथवा एक साधारण भूख के दिन भोजन 
कराना ।]5। 

ऐसे अनाथ को जो निकट सम्पर्कीय 
हो ।6। 

अथवा ऐसे दरिद्र को जो धूल-धूसरित 
हो ।7। 

फिर वह उनमें से बन जाए जो ईमान ले 
आए और धैर्य पर डटे रहते हुए एक दूसरे 
को धैर्य का उपदेश करते हैं । और दया 
करने पर डटे रहते हुए एक दूसरे को दया 
का उपदेश देते हैं ।8। 


ये ही दाहिनी ओर वाले हैं ।।9। 


और वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों 
का इनकार कर दिया वे बाई ओर 
वाले हैं ।20। 
उन पर (लपकने के लिए) एक बन्द की 
हुई आग (निश्चित) है ।2। 

(रुकू नड 


~ 
~~ 


5 ~ 24 46 Poon | 


>> zz 27 PR a) rf 


नी 


ग् pS {77 ॥ 227 & Ff 


> |e > cd 5, > | ~ 

3 Fé |3 a= rH 

ह PER 2 | ट 

धर 4. > 2१८ i pe 57 
क O55 32 ठ 2 


e ~ 


|!| 
9।- सूरः अश-शम्स 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।6 आयते हैं । 

इसमें एक बार फिर यह भविष्यवाणी की गई कि इस्लाम का सूर्य एक बार फिर 
उदय होगा और वह चन्द्रमा फिर चमकेगा जो इस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा । 
फिर एक सवेरा उदय होगा और उसके पश्चात फिर एक अन्धेरी रात छा जाएगी । 
अर्थात कोई सवेरा ऐसा नहीं हुआ करता जिसके पश्चात अज्ञानता के अंधेरे मानवजाति 
को घेर न लें । 

फिर यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक जान को अल्लाह तआला ने न्याय के साथ 
पैदा किया है और उसे अपने अच्छे बुरे की पहचान बता दी गई है । जिसने अपनी प्राप्त 
योग्यताओं को आगे बढ़ाया वह सफल हो जाएगा और जिसने अपनी प्राप्त योग्यताओं 
को मिट्टी में गाड़ दिया वह बर्बाद हो जाएगा । 

इसके बाद समूद जाति और उसके रसूल की ऊँटनी का वर्णन है । संभव है इसमें 
उस ओर संकेत हो कि हज़रत सालेह अलै. जिस ऊँटनी पर सवार होकर संदेश पहुँचाने 
के लिए यात्रा किया करते थे, जब उस संप्रदाय के लोगों ने उस ऊँटनी की कूँचें काट 
डालीं तो फिर उन पर बहुत बड़ी तबाही आई । अतः नबियों के शत्रु जब भी संदेश 
प्रसारण के इन साधनों को काटते हैं जिनके द्वारा हिदायत का संदेश पहुँचाया जाता है तो 
वे भी सदैव विनष्ट कर दिए जाते हैं । 


त्र 


सूरः 9।, अश-शम्स 


is 





URN i 7 ८ । हा हि Ff 








नर भर भह 3६ भ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 

क़सम है सूर्य की और उसकी धूप 
की ।2। 

और चन्द्रमा की जब वह उसके पीछे 
आए ।3। 

और दिन की जब वह उस (अर्थात सूर्य) 
को ख़ूब उज्ज्वल कर दे ।4। 


A, /%+, 


और रात की जब वह उसे ढाँप ले ।5। 


और आसमान की और जैसे उसने उसे 
बनाया ।6। 

और धरती की और जैसे उसने उसे 
बिछाया ।7। 

और प्रत्येक जान की और जैसे उसने उसे 
ठीक-ठाक किया ।8। 

अतः उसके दुराचारो और उसके 
सदाचारों (की पहचान करने की क्षमता) 
को उसकी प्रकृति में जमा दिया ।9। 
जिसने उस (तक्वा) को उन्नत किया, 
निःसन्देह वह सफल हो गया ।।0। 

और जिसने उसे मिट्टी में गाड़ दिया वह 
असफल हो गया ।।। 

समूद (जाति) ने अपनी उद्दण्डता के 
कारण झुठला दिया ।।2। 

जब उनमें से सर्वाधिक भाग्यहीन व्यक्ति 
उठ खड़ा हुआ ।।3। 


Ra श्र श १ 
2 १९ ९ जड़ 





A A A NN AA 


Fe NCS bs) 


Ye bes 4» 
© >५०० SNS 


सूरः 9।, अश-शम्स |} पारः 30 





तब अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, AEG S352 JS 
अल्लाह की ऊँटनी और उसके पानी पीने 6 ६६:2५ 
का अधिकार (याद रखना) ।4। Oi 
फिर भी उन्होंने उसे झुठला दिया और > १८ (55557 552 ६58 2४4६5 
उस (ऊँटनी) की कूँचें काट डालीं । तब gl ; F 

उनके पापों के कारण उनके रब्ब ने उन Ops 824s 5 
पर लगातार प्रहार किया और उस 

(बस्ती) को समतल कर दिया ।।5। 

जबकि वह उसके अंत की कोई परवाह ह Oi SEY 
नहीं कर रहा था 6। (रुकू +द ) . 


|!| 


92- सूरः अल-लैल 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 22 आयते हैं । 

सूरः अश-शम्स के बाद सूरः अल्‌-लैल आती है जैसे दिन के बाद रात आया 
करती है । यह कोई साधारण रात नहीं बल्कि इस सूर: में रात के आध्यात्मिक पहलू को 
उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया गया है । साथ ही यह भी शुभ-समाचार दिया गया है कि जब 
रात आएगी तो फिर दिन भी अवश्य चढ़ेगा । फर्माया, जैसे दिन और रात के प्रभाव 
भिन्न-भिन्न होते हैं इसी प्रकार मनुष्य के प्रयास भी या तो रात की भाँति अन्धकारमय 
होते हैं अथवा दिन की भाँति उज्ज्वल । प्रत्येक मनुष्य को उसके अपने कर्मों और 
दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिफल दिया जाता है । अतः वे लोग जो अल्लाह का तक़वा 
धारण करके उसके मार्ग पर और दरिद्र-कल्याण पर खर्च करते हैं और जब अच्छी बात 
उनके पास पहुँचे तो उसका समर्थन करते हैं, तो अल्लाह तआला उनके रास्ते सरल कर 
देगा । उसके मुक़ाबले पर वह व्यक्ति जो कंजूसी से काम ले और इस बात से बे-परवाह 
हो कि उसके क्या परिणाम निकलेंगे तथा जब भलाई की बात उसके पास पहुँचे तो 
उसको झुठला दे, तो हम उसकी जीवन-यात्रा कठिन बना देंगे । 

इसी प्रकार सूरः के अन्त में दुराचारी व्यक्ति को, जिसके अवगुण ऊपर वर्णित हैं 
धधकती हुई अग्नि में डाले जाने से डराया गया है । इसी प्रकार वह व्यक्ति उस अग्नि से 
अवश्य बचाया जाएगा जिसने अपना धन नेक-कर्मो पर खर्च किया और तक़वा को 
अपनाया । 

त्र 














श्र & ९ जे बह A A ज£ 2 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


क़सम है रात की जब वह ढाँप ले ।?। 


और दिन की जब वह उज्ज्वल हो 
जाए ।3। 

और उसकी, जो उसने पुरुष और स्त्री 
पैदा किए ।4। 

तुम्हारा प्रयास निःसन्देह भिन्न-भिन्न 
है ।5| 

अतः वह जिसने (सन्मार्ग में) दान किया 
और तक़वा धारण किया ।6। 


और सर्वोत्तम नेकी की पुष्टि की ।7। 


तो हम उसे अवश्य बहुतायत प्रदान 
करेंगे ।8। 

और जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, जिसने 
कंजूसी की और बे-परवाही की ।9। 


और सर्वोत्तम नेकी को झुठलाया ।0। 


तो हम उसे अवश्य तंगी में डाल 
देंगे।।। 

और जब उसका धन नष्ट हो जाएगा 
और (वह) उसके किसी काम न 
आएगा ।॥2। 

निःसन्देह हिदायत देना हम पर हर हाल 
में अनिवार्य है ।।3। 


सूरः 92, अल-लैल Ii} पारः 30 


और निःसन्देह अन्त और आदि भी Gs FS URE 
अवश्यमेव हमारे अधिकार में है ।।4। 

अतः मैं तुम्हें उस अग्नि से डराता हूँ जो Bi 562% 
तेज़ भड़कने वाली है ।5। 

उसमें बड़े भाग्यहीन व्यक्ति के सिवा SNH Y 
कोई प्रविष्ट नहीं होगा ।6। हु 
वह जिसने झुठलाया और पीठ फेर ch ce) 
ली ।॥7। " 
जबकि सबसे बड़ा मृत्तक़ी व्यक्ति उससे b Ngee 
अवश्य बचाया जाएगा ।।8। 

जो पवित्रता चाहते हुए अपना धन देता Si है 
है ।।9| jets 2 ORT 


उसकी है 5 द PE YS ~? 2 | ~ 
और जिसका ( ओर से) प्रतिफल (८: joie 
दिया जा रहा हो उस पर किसी का 
उपकार नहीं है ।20। 


(यह) केवल अपने सर्वोच्च रब्ब की & 28: | PEN et Yl 
प्रसन्नता चाहते हुए (खर्च करता 
है) ।2। ४ 

) 57 ~ 3 De 
और वह अवश्य प्रसन्न हो जाएगा ।22। & CIE 


(रुकू उ) 


|!| 
93- सूरः अज़-जुहा 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।2 आयते हैं । 
इस सूरः में फिर एक ऐसे दिन का शुभ-समाचार दिया गया है जो अत्यन्त 
उज्ज्वल हो चुका होगा और फिर एक रात का जो उसके पश्चात फिर आएगी । हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सम्बोधित करके यह कहा गया है कि घोर 
अन्धकारों और कठिनाइयों के समय में अल्लाह तआला तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा । और 
बाद में आने वाला तेरा हर पल पहले से बेहतर होगा और फिर यह शुभ-समाचार है कि 
तुझे अल्लाह तआला बहुत कुछ प्रदान करेगा । अतः अनाथों से सद्‌-व्यवहार कर और 
याचक को झिड़का न कर । और तुझे प्राप्त सुख -संपन्नता को समाप्त हो जाने की भय 
से मानव जाति से छुपा नहीं । जितना तू अल्लाह तआला के मार्ग में खर्च करता चला 
जाएगा अल्लाह तआला उसे और भी अधिक बढ़ाता चला जाएगा । 
रर 





सूरः 93, अज़-जुहा [!i$ पारः 30 





bt 3......../। oe) 

न Co SESE 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा po re 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
क़सम है दिन की जब वह अत्यंत Oe 
उज्ज्वल हो चुका हो ।2। 
और रात की जब वह खूब अन्धकारमय 











| 


2 2 a 2 


हो जाए ।3। 

तुझे तेरे रब्ब ने न परित्याग किया है Gussie 
और न घृणा की है ।4। 

और निःसन्देह परवर्ती समय तेरे लिए SINE Es (५ 
(हर) पहली (अवस्था) से उत्तम 

है।5।" 

और तेरा रब्ब अवश्य तुझे प्रदान करेगा। ठ U2 COA Fe 
फिर तू संतुष्ट हो जाएगा ।6। 

क्या उसने तुझे अनाथ नहीं पाया था ? ss reteset 
फिर शरण दिया ।7। के 

और तुझे (सत्य की) तलाश में परेशान 8388 Ri Re 
(नहीं) पाया ? फिर हिदायत दी ।8।” 
और तुझे एक बड़े कुटुम्ब वाला (नहीं) ठ eee 
पाया ? फिर धनवान बना दिया ।9। 

अतः जहाँ तक अनाथ का सम्बन्ध है, तू ठ Ss SE 


उस पर सख्ती न कर ।0। 





* यहाँ जिस परवर्ती समय का पूर्ववर्ती समय से उत्तम होने का वर्णन किया गया है, इससे अभिप्राय यह 
है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन का हर आने वाला क्षण है जो हर बीते 
हुए क्षण से उत्तम था । क्योंकि आप सल्ल. हर पल अल्लाह तआला की ओर अग्रसर थे । 

*# आयत सं. 8-9 इन आयतों में अरबी शब्द ज़ाल्लन्‌ का अर्थ पथभ्रष्टता नहीं है बल्कि इसका यह 
अर्थ है कि जो अल्लाह तआला के प्रेम में मानो खो गया हुआ है और शब्द आइलन (बड़े कुटुम्ब 
वाला) आप सल्ल. को आप के भारीसंख्यक अनुयायियों के कारण कहा गया है । किसी नबी को 
इतने भारीसंख्यक अनुयायी नहीं मिले जितने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मिले । 


सूरः 93, अज़-ज़ुहा I! पारः 30 


और जहाँ तक याचक का प्रश्न है, तू है) : ६४४४ /)0॥ $६ 

उसे > र 

उसे मत झिड़क ।।]। 

और जहाँ तक तेरे रब्ब की नेमत का ४ RETESET 
ध OR आ िकतों ष OS) | 

न्ध है, तू (उसकी) अधिकता के : 


साथ चर्चा कर ॥2।* (रुकू - 5) 





* हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों से ज्ञात होता है कि अल्लाह तआला ने जो 
उपकार और सांसारिक पुरस्कार आप सल्ल. को प्रदान किए थे उनको आपने मानव जाति से 
छुपाया नहीं बल्कि खुल कर प्रकट किया । जो आध्यात्मिक अनुकम्पा आप पर उतारी गई थी यदि 
अल्लाह का आप को यह आदेश न होता तो आप उसे अपने में ही गुप्त रखते । जो सांसारिक 
वरदान आप को दिये गए उसका वर्णन करना इस कारण आवश्यक था ताकि अभावग्रस्त लोग 
उसके वर्णन से आप सल्ल. की ओर लपके और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें । उनसे जो 
उपकारपूर्ण बर्ताव होगा वह ऐसा ही है जैसे अपने घरवालों से किया जाता है जिसके बदले में 
मनुष्य कोई आभार नहीं चाहता । 


|!|] 
94- सूरः अलम नश्रह 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 9 आयतें हैं । 

इस महान सूरः में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सद्गुणों के 
वर्णन करने के पश्चात आप सल्ल. से प्रश्‍न किया गया है कि क्या हमने तेरा दिल पूरी 
तरह खोल नहीं दिया ? और अमानत का जो बोझ तूने उठाया हुआ था, अल्लाह ने 
अपनी कृपा से उसे उतारने का सामर्थ्य प्रदान नहीं किया ? और तेरी चर्चा को उन्नत 
नहीं कर दिया ? अतः इस स्थायी सत्य को याद रख कि प्रत्येक कठिनाई के बाद एक 
सरलता उत्पन्न होती है । प्रत्येक कठिनाई के पश्चात एक सरलता उत्पन्न होती है । 
अर्थात सांसारिक दृष्टि से भी यही सिद्धान्त है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही 
सिद्धान्त है । अतः जब तू दिन भर की व्यस्तता से मुक्त हो तो रात को अपने रब्ब के 
समक्ष खड़े हो जाया कर और उसके प्रेम से मन की शांति प्राप्त कर । 

रर 


सूरः 94, अलम-नश्रह I! पारः 30 





DID 
¢ »~ 0 3 





है, ln) oe) EVO | 6 हु 2.55 C ~ e |) 9 








अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा oe ees | ds 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 308 हे कि 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


क्या हमने तेरे लिए तेरे सीने को खोल OLSEN 
नहीं दिया ? ।2। हा 

और तुझ पर से हमने तेरा बोझ उतार 20 0 
नहीं दिया ? ।3। f 

जिसने तेरी कमर तोड़ रखी थी ।4। Ol Ba 
और हमने तेरे लिए तेरे स्मरण को उन्नत 6 VEE 
कर दिया ।5। 

अतः निःसन्देह तंगी के साथ सुख- 6१ EB 
संपन्नता है ।6। | 
निश्चित रूप से तंगी के साथ सुख- c 5 NEG 
संपन्नता है ।7। 

अत: जब तू निवृत्त हो जाए तो तत्पर हो 6 CSYEIHE 
जा ।8। 

और अपने रब्ब ही की ओर मनोनिवेश है GCE; 


कर ।9। (रुकू उतु) 


|! 


95- सूरः अत-तीन 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 9 आयतें हैं । 

सूरः अल-इन्शिराह (अलम्‌ नश्रह) के पश्चात सूर: अत्‌-तीन आती है जो 
वास्तव में आयत निस्सन्देह तंगी के साथ सुख-संपन्नता है । निश्चित रूप से तंगी 
के साथ सुख-संपन्नता है । की व्याख्या है । 

इस सूरः में एक असीमित उन्नति का समाचार दिया गया है । इसमें अंजीर और 
ज़ैतून को साक्षी ठहराया गया है । अर्थात्‌ आदम और नूह अलै. को और तूरे सीनीन 
अर्थात्‌ हज़रत मूसा अलै. के उस पर्वत को जिस पर अल्लाह तआला की दीप्ति प्रकट हुई 
और फिर उस शांतिपूर्ण नगर (मक्का) को साक्षी ठहराया गया, जो हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का लक्ष्यस्थल था । इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से आध्यात्मिक 
उन्नति के साथ यह घोषणा कर दी गई कि इसी प्रकार हमने मनुष्य को निम्नावस्था से 
उन्नति देते हुए शिखर तक पहुँचाया है । परन्तु जो अभागा इससे लाभ न उठाये उसे हम 
निम्नावस्था की ओर लौटने वालों में सबसे अधिक नीचे की ओर लौटा दिया करते हैं । 
इस प्रकार एक अन्तहीन उत्थान-पतन का वर्णन है । परन्तु वे जो ईमान लाएँ और नेक 
कर्म करें उनकी आध्यात्मिक उन्नतियाँ असीमित होंगी । अतः जो इसके बाद भी धर्म के 
मामले में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाए तो अल्लाह तआला 
उसका सर्वोत्तम निर्णय करने वाला है । 

चरर 





ve 
rs 


~ | & 9 











A न बह बह A अ॥ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा Ose rest 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) iN 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


क़सम है अंजीर की और ज़ैतून की ।2। ® OH ०४25 
और सिनाइ पर्वत श्रृंखला की ।3। OO 2355 
और इस शांति पूर्ण नगर की ।4। Os HANS 
निःसन्देह हमने मनुष्य को समुन्नत 3 CN i 
अवस्था में पैदा किया ।5। 6 र 
फिर हमने उसे निचले दर्जे की ओर है) GE Pe or (CEES 


लौटने वालों में सबसे अधिक नीचे (की 
ओर) लौटा दिया ।6।” 


सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक | iss Fe (62.५४ ५] 
कर्म किए । अतः उनके लिए अक्षय f 2०652024 
प्रतिफल है ।7। SR 2 





* तक्रवीम शब्द के इस अर्थ के लिए देखें : मुफ़रदात इमाम रागिब और अल मुन्जिद । 

*# आयत सं. 5, 6 : इन आयतों में मनुष्य के निरंतर विकास का वर्णन है कि किस प्रकार मनुष्य को 
निम्नावस्था से उठा कर सबसे उच्चतम पद पर आसीन किया गया । अरबी शब्द तक़्वीम का 
शब्दकोशीय अर्थ यही है कि किसी वस्तु को ठीक-ठाक करते हुए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट करते चले 
जाना है । इसके बाद फर्माया कि फिर हमने उसको उस अत्यन्त निकृष्ट अवस्था की ओर लौटा दिया 
जहाँ से उसने उन्नति आरम्भ की थी । इससे अभिप्राय केवल कृतघ्न और दुराचारी लोग हैं । वे 
मनुष्य होते हुए भी सृष्टि में सब से बुरे हो जाते हैं सिवाय मोमिनों के जिनके लिए इसी सूरः में 
असीमित उन्नतियों का शुभ-समाचार दिया गया है । 
मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद सब से अधिक निकृष्ट बनने की संभावना के बारे में हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह हदीस है कि आने वाले अत्यन्त बुरे युग में उन लोगों के 
धर्मज्ञ आकाश के नीचे सबसे बुरे जीव होंगे । (मिश्कात, किताबुल इलम) 


सूरः 95, अत-तीन [| वरा 





अतः इसके पश्चात वह क्या है जो तुझे bse 
क OL RHYISE 
धर्म के मामले में झुठलाए ? ।8। ee oa 
क्या अल्लाह सभी निर्णयकर्ताओं में गा ६ PR पा 
OOS SL 
सर्वोत्कृष्ट निर्णयकर्ता नहीं है ? ।9। ऐ TNT 


(रुकू 56 ) 


bid 
96- सूरः अल-अलक़ 


यह सूर: मक्की है और सर्वप्रथम अवतरित होने वाली सूरः है । बिस्मिल्लाह 
सहित इसकी 20 आयें हैं । 

वहइ के अवतरण का आरम्भ इस सूरः से हुआ जिसमें अल्लाह तआला ने हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने उस रब्ब के नाम के साथ पाठ करने का 
आदेश दिया है जिसने प्रत्येक वस्तु को सृष्टि किया और फिर दोबारा इक्रा शब्द कह कर 
यह घोषणा की कि सबसे अधिक सम्माननीय उस रब्ब का नाम लेकर पाठ कर जिसने 
मनुष्य की समस्त उन्नति का रहस्य लेखनी में रख दिया है । यदि लेखनी और लेखन- 
कला का ज्ञान मनुष्य को नहीं दिया जाता तो किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं थी । 

इसके पश्चात प्रत्येक उस मनुष्य को सावधान किया गया है जो उपासना करने के 
मार्ग में रोकें डालता है । उसको उस अन्त से डराया गया है कि यदि वह न रुका तो हम 
उसे उसके झूठे, अपराधी मस्तक के बालों से पकड़ लेंगे । फिर वह अपने जिस सहायक 
को चाहे बुलाए । हमारे पास भी कठोर दण्ड देने वाले नरक के फ़रिशते हैं। 


१782024 


सूरः 96, अल-अलक़ [)]} पारः ३0 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा Ce res dale 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) FN 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

अपने रब्ब के नाम के साथ पढ़, जिसने OEE ५४७६ oT 
पैदा किया ।2। 





उसने मनुष्य को एक चिमट जाने वाले & 325 8:5४ i 
लोथड़े से पैदा किया ।3। 

पढ़, और तेरा रब्ब सबसे अधिक sd 55५7 
सम्माननीय है ।4। 8 हु 
जिसने लेखनी के द्वारा सिखाया ।5। OG 
मनुष्य को वह कुछ सिखाया जो वह Oo 
नहीं जानता था ।6। हु 5 
सावधान ! निःसन्देह मनुष्य उद्दण्डता हक ATO TENET 
ज ORBISON ONS 
(इस कारण) कि उसने अपने आप को Ce 758 
बे-परवाह समझा ।8। 

निःसन्देह तेरे रब्ब की ओर ही लौट कर 6 NESS 
जाना है ।9। व 
क्या तूने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया जो Oss 
रोकता है ? ।।0। है 
एक महान भक्त को, जब वह नमाज़ ch NE 
पढ़ता है ।।।।* ` 
क्या तूने ध्यान दिया कि यदि वह Si BOTS 
(महान भक्त) हिदायत पर हो ? ।।2। हु 

* आयत सं. ।0-! :- इन आयतों में इस्लाम के आरम्भिक युग का वर्णन है कि किस प्रकार कुछ दुष्ट 


प्रवृत्ति के लोग हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नमाज़ पढ़ने से रोका करते थे और 
आप सल्ल. पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते थे । 


सूरः 96, अल-अलक़ |] पारः ३0 





अथवा तक़वा का आदेश देता i 
हो NE 

ध्यान उस + h ~~ ¢ ~? जल 
क्या तूने ध्यान दिया कि यदि उस CETTE 


(नमाज़ से रोकने वाले) ने (फिर भी) 

झुठला दिया और पीठ फेर ली ? ।4। 

(तो) क्या वह नहीं जानता कि CHENEY] 
निःसन्देह अल्लाह देख रहा है ? ।।5। 
सावधान ! यदि वह न रुका तो 5275८६२६5 54 IESE 


निःसन्देह हम उसे मस्तक के बालों से ˆ ˆ है 
पकड़ कर खींचेंगे ।।6| 

झूठे अपराधी मस्तक के बालों से ।॥7। CER EEE 
अतः चाहिए कि वह अपनी सभा वालों Sy EI 
को बुला कर देखे ।।8| 

हम नरक के फ़रिश्तों को अवश्य 0525६ $॥ en 
बुलाएँगे ।।9| 


Ee 


सावधान ! उसका अनसरण न | छह ८52 ld 
सावध र नु कर ह & (452 2 54 JE 
और सजदः में गिर जा और निकटता 


(प्राप्त करने) का प्रयास कर ।20| 
(रुकू न ) 


| कप 3 


|!]} 
97- सूरः अल-क्रद्र 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 6 आयतें हैं । 

इस सूरः में यह शुभ-समाचार दिया गया है कि जिस कुरआन की वहइ का 
आरम्भ किया गया है वह प्रत्येक प्रकार की अंधेरी रातों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य 
रखती है । अतः यहाँ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग की अत्यन्त 
अंधेरी रात का वर्णन किया गया है, जिसमें जल, स्थल चारों ओर बुराई फैल चुकी थी । 
परन्तु अल्लाह में लीन उस व्यक्ति की अंधेरी रातों की दुआओं के परिणाम स्वरूप एक 
ऐसा सवेरा उदय हुआ, अर्थात कुरआन करीम का अवतरण हुआ जिसका प्रकाश 
कयामत तक रहने वाला था । आयत हि य हत्ता मत्लइल फ़ञ्र (यह क्रम उषाकाल के 
उदय होने तक जारी रहता है) का अभिप्राय यह है कि वहइ उस समय तक अवतरित 
होती रहेगी जब तक पूर्णरूपेण फञ्र (सवेरा) उदित न हो जाय । और फिर यह घोषणा 
की गई कि एक व्यक्ति के जीवन भर के संघर्ष से उत्तम यह एक लैलतुल कद्र 
(सम्माननीय रात्रि) की घड़ी है, यदि किसी को प्राप्त हो जाए । 


त्रत 


सूरः 97, अल-क्रद्र 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 
निःसन्देह हमने इसे कद्र की रात्रि में 
उतारा है ।2। 

और तुझे क्या मालूम कि कद्र की रात्रि 
क्या है ? ।3। 

कद्र की रात्रि हज़ार महीनों से श्रेष्ठ 
है ।4। 

उसमें फरिश्ते और रूह-उल-कुदुस 
अपने रब्ब के आदेश से हर मामले में 
बहुत अधिक उतरते हैं ।5। 

सलाम है । यह (क्रम) उषाकाल के 
उदय तक जारी रहता है ।6। 


(रुकू > ) 


एक Ff 2% adi weg EG 
8 Oye la 


(६3 oe द शा र 2; 2 2 ६८:८८ 
५ ॐ C353 ANOS 
hE $ श i 2 E > we &) 
Et OBO >&->2 935५ 


|!| 


98- सूरः अल-बय्यिनः 


यह सूरः मदनी है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 9 आयें हैं । 

पिछली सूरः में वर्णन किया गया था कि लैलतुल क़्द्र में उतरने वाली वहइ 
प्रातोदय के समान प्रत्येक विषय को ख़ूब स्पष्ट कर देगी । अब इस सूरः में वर्णन है कि 
इसी प्रकार हमने पिछले नबियों को भी अपेक्षाकृत एक छोटी लैलतुल कद्र प्रदान की थी 
अन्यथा वे केवल अपने प्रयासों के द्वारा समय के अंधकारों को सवेरा में परिवर्तित नहीं 
कर सकते थे । 

इसके पश्चात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सम्बोधित करके 
कहा गया कि पिछले सब नबियों पर जो पुस्तकें उतारी गई थीं उन सभी का सारांश तेरी 
शिक्षा में सम्मिलित कर दिया गया है । उनकी शिक्षाओं का सारांश यह था कि वे 
अल्लाह तआला के लिए उसके धर्म को विशिष्ट करते हुए उसकी उपासना करें और 
नमाज़ को क्रायम करें और ज़कात दें । यह ऐसा धर्म है जो स्वयं सदा क़ायम रहेगा और 
मानवजाति को भी सन्मार्ग पर स्थित करता रहेगा । 

इसके पश्चात काफ़िरों और मोमिनों को दोनों के बुरे और भले अंत की सूचना दी 
गई है कि जब दीन-ए-क़्य्यिम (अर्थात क़ायम रहने वाला और क़ायम रखने वाला 
धर्म) आ जाए तो फिर प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है कि चाहे तो उसका अनुसरण करे और 
भले अत को प्राप्त करे और चाहे तो उसका इनकार करके बुरे अंत को प्राप्त करे । 


है782 024 











अ द नद 5 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 
अहले किताब और मुश्रिकों में से 
जिन्होंने इनकार किया, उनके निकट 
स्पष्ट प्रमाण आ चुके थे, फिर भी वे 
कदापि रुकने वाले न थे ।2। 


अल्लाह का रसूल पवित्र पृष्ठां का पाठ 
करता था ।3। 

उनमें क़ायम रहने वाली और क़ायम 
रखने वाली शिक्षाएँ थीं ।4। 

और वे लोग जिन्हें पुस्तक दी गई, उनके 
निकट उज्ज्वल प्रमाण आने के पश्चात 
ही उन्होंने मतभेद किया ।5। 

और उन्हें इसके अतिरिक्त और कोई 
आदेश नहीं दिया गया कि वे धर्म को 
अल्लाह के लिए विशिष्ट करते हुए और 
सर्वदा उसकी ओर झुकते हुए, उसकी 
उपासना करें और नमाज़ को क़ायम करें 
और ज़कात दें । और यही क़ायम रहने 
वाली और क़ायम रखने वाली शिक्षाओं 
से परिपूर्ण धर्म है ।6। 

निःसन्देह अहले किताब और मुश्रिकों में 
से जिन्होंने इनकार किया, नरक की 
अग्नि में होंगे । वे उसमें एक दीर्घ अवधि 
तक रहने वाले होंगे । ये ही अत्यन्त 
निकृष्तम सृष्टि हैं ।7। 





 “ 5 कं का , £ ° “~ है 0 58 कल 5 58 5 कल 5 कल 
के A A A A HR A AS A A A A HR HS A A AS A A औ॥ 


Om LD Ms 


SAEs AS ROSS 


Wz ~ 5 Os 72 


(5० OA >~) 9 
OA | 


2 


y £ दर (os pote S77 WIZ ४-१ > ०» 

© NOUN 
+ x2 

OAS ४४ 

Ge MSN SIRES Gs 
ONE EL 


Goals ls ७) ३7 bs 
Clas 5s CNS 


L ५2५८) Fie > < | ~ rd 7 7 
OA 22८5५ 59 Hl 5 १23 


SUNN CNEE SCgEN] 
UBCRNS >-& )० ७ As 
b 5 > in 


००५2 A) < 2 SUF 


~ 


सूरः 98, अल-बय्यिनः 


निःसन्देह वे लोग जो ईमान लाए और 
नेक कर्म किए । ये ही श्रेष्ठतम सृष्टि 
हैं ।8। 


उनका प्रतिफल उनके रब्ब के पास 
स्थायी स्वर्ग हैं जिनके दामन में नहरें 
बहती हैं । वे चिरकाल तक उनमें रहने 
वाले होंगे । अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ 
और वे उससे प्रसन्न हो गए । यह उसके 
लिए है जो अपने रब्ब से डरता रहा ।9। 
(रुकू जडः) 


| !]} पारः 30 
४ ) नी [oe ~ sz > ,§ 5 
८०0० | 9०८५ lal oH 6 

k ०, i 32 52 < ¥ 7 


Pe ~ 2 हक रे कर हैँ > ie 
3 2220७ ०-७ ENG 
bs?i7 5 Rzrz os १२-५ 7 + ~hbz री 
COU SEDI 420 92) IS] 


~ 


पर ir हें: $॥ 5 (+) | E 
O43 


4f0- 


|! || 


99- सूरः अज-ज़िल्जाल 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 9 आयतें हैं । 

इस सूरः में अन्तिम युग में प्रकट होने वाले परिवर्तनों का वर्णन है जिनके परिणाम 
स्वरूप मनुष्य समझेगा कि उसने प्रकृति के नियमों पर विजय प्राप्त कर ली है हालाँकि 
उस समय जो कुछ धरती अपना रहस्य उगलेगी वह तेरे रब्ब के आदेश से ऐसा करेगी । 
उस दिन लोगों के लिए सांसारिक कर्मफल -प्राप्ति का भी एक समय आएगा जब वे देखेंगे 
कि उनकी सांसारिक उन्नतियों ने उनको कुछ भी न दिया । सिवाय इसके कि वे 
पारस्परिक लड़ाई-झगड़े में पड़ कर तितर-बितर हो गए । अतः उस दिन प्रत्येक मनुष्य 
अपनी छोटी से छोटी भलाई का भी प्रतिफल पाएगा और छोटी से छोटी बुराई का भी 
प्रतिफल पाएगा । 

इस सूरः के आरम्भ में वर्णन किया गया है कि धरती अपना बोझ बाहर निकाल 
फेंकेगी और इसी क्रम में अंत पर कहा कि केवल बड़ी-बड़ी भलाई अथवा बुराई का ही 
हिसाब नहीं लिया जाएगा बल्कि यदि किसी ने भलाई का छोटे से छोटा अंश भी किया 
होगा तो वह उसका प्रतिफल पाएगा और यदि छोटी से छोटी बुराई भी की हो तो वह 
उसका दंड भोग करेगा । 

ASA 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 

जब धरती अपने भूकंप से हिलाई 
जाएगी ।2। 

और धरती अपना बोझ निकाल 
फेंकेगी ।3। 

और मनुष्य कहेगा कि इसे क्या हो गया 
है ? ।4। 

उस दिन वह अपने समाचार वर्णन 
करेगी ।5। 

क्योंकि तेरे रब्ब ने उसे वहइ की 
होगी ।6। 

उस दिन लोग तितर-बितर होकर 
निकल खड़े होंगे ताकि उन्हें उनके कर्म 
दिखा दिए जाएँ ।7। 

अतः जो कोई लेश-मात्र भी भलाई 
करेगा वह उसे देख लेगा ।8। 

और जो कोई लेश-मात्र भी बुराई करेगा 
वह उसे देख लेगा ।9।* (कू न ) 


) 


£ 


ies ५2577 


C2 





5 आयत सं. 8-9 : इन दो आयतों से ज्ञात होता है कि जो कोई छोटी से छोटी भलाई अथवा छोटी से 
छोटी बुराई करेगा तो उसे उनका प्रतिफल दिया जाएगा । परन्तु अल्लाह तआला को क्षमा सर्वोपरि 
है । कुरआन करीम से पता चलता है कि यदि अल्लाह चाहे तो बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा कर 
सकता है क्योंकि वह दिलों का हाल जानता है और यह भी जानता है कि कौन इस योग्य है कि 


उसके पाप क्षमा किए जाएँ। 


|!| 


00- सूरः अल-आदियात 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।2 आयते हैं । 

सांसारिक कारणों से लड़े जाने वाले युद्धों के विवरण के पश्चात इस सूर: में हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा रज़ि. के प्रतिरक्षात्मक युद्धो का 
वर्णन किया गया है जो प्रत्येक दृष्टि से सांसारिक युद्धों से भिन्न और सुखांत युक्त हैं । 
उन तेज़ रफ़तार घोड़ों को साक्षी ठहराया गया है जो तेज़ी से साँस लेते हए इस प्रकार 
शत्रु पर झपटते हैं कि उनके खुरों से चिगारियाँ निकलती हैं और वे सवेरे आक्रमण करते 
हैं, निशाक्रमण नहीं करते । यह उच्चकोटि के साहस का लक्षण है, अन्यथा भौतिकवादी 
जातियों की लड़ाई के प्रसंग में प्रत्येक स्थान पर यही वर्णन हुआ है कि वे छिप कर 
आक्रमण करते हैं । 

फिर कहा गया है कि मनुष्य अपने रब्ब की बड़ी कृतघ्नता करता है और वह स्वयं 
इस बात पर साक्षी है । धन के मोह में वह बहुत लिप्त होता है । यहाँ इस ओर संकेत 
किया गया है कि संसार के सभी युद्ध धन के लिए लड़े जाते हैं । अत: क्या वह नहीं 
जानता कि जब धरती के समस्त रहस्य उद्घाटित किए जाएँगे और लोगों के सीनों में जो 
कुछ छुपी हुई बाते हैं वे प्रकट हो जाएँगी, उस दिन अल्लाह तआला उनकी हालतों से 
भली प्रकार अवगत होगा । 

57४४ 


अ ह अ 





(VERE) ASS 2८२४४ 8५ 
न जद जद 9 जद मंद जह आप अध मई नट बट बट हट बट न क | 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 











र 3६ 3६ वर 3६ 5६ 


हाँफते हुए तेज़ रफ़्तार घोड़ों की Ole 
क़सम ।2। 

फिर चिगारियाँ उड़ाते हए आग उगलने oe yi 
वालों को ।3। cE 

फिर उनकी जो प्रातःकाल छापा मारते SE So 
हैं ।4। [SLO 
फिर वे इस (आक्रमण) के साथ धूल 22 ६5५ ८3६ 
उड़ाते हैं ।5। के PTR 
फिर वे इस (धूल) के साथ एक भीड़ के & LE ट 
बीचों -बीच जा पहुँचते हैं ।6। Mee 
निःसन्देह मनुष्य अपने रब्ब का बड़ा & PENT EN 
कृतघ्न है ।7। SS 

और निःसन्देह वह उस पर अवश्य साक्षी Bess le: 5|5 
है ।8। ER i 
और निःसन्देह वह धन के मोह में बहुत lass 
बढ़ा हुआ है ।9। ह 


नहीं जानता जो क्रों 2 हर < हि 7g 205 pe 7 NE] 
अतः क्या वह नहीं जानता कि जो 7 OTH AI 
में है, जब उसे निकाला जाएगा ? ।।0। FG 
और जो सीनों में है उसे प्राप्त किया ह); 4) EE A ०2५ 
जाएगा ।॥।* 7 हु 


~ 





* आयत सं. ।0-। :- इन आयतों में अन्तिम युग की उन्नतियों की भविष्यवाणियाँ हैं । जो क्रों में 
है, उसे निकाला जाएगा से यह तात्पर्य है कि धरती के नीचे दबी हुई सभ्यताओं के बारे में 
जानकारी प्राप्त होगी । इस में पुरातत्त्व विज्ञान (^7८॥2९०।०९४) में असाधारण उन्नति की 
भविष्यवाणी है जो इस समय हमारी आँखों के सामने पूरी हो रही है । पुरातत्त्वविद्‌ हज़ारों वर्ष पूर्व 
गुज्जर चुके लोगों के अवशेषों से उनके बारे में आश्चर्यजनक रूप से जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं ।+ 


सूरः ।00, अल-आदियात I! पारः 30 


: सन्देह उनका उस उनसे i Ep, 48, 22922 ५ > Agr 
निः उनका रब्ब उस दिन उनसे ह Ol bs 
पूर्णरूप से अवगत होगा ।2। Fie 

(रुकू 55 ) 





«आयत संख्या 7 और जो सीनों में है उसे प्राप्त कर लिया जाएगा आजकल मनोरोग-विज्ञान में 
इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि मानसिक रोगी तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक 
उसके मन की हालतों की जानकारी प्राप्त न की जाए । उसे नीम बेहोशी का टीका लगा कर डाक्टर 
जो प्रश्‍न करता है उससे उसके मन के समस्त रहस्य उगलवा लिए जाते हैं । 


|!| 


04- सूरः अल-क्रारिअः 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।2 आयते हैं । 

यह सूरः पिछली सूर: की चेतावनी को ही दोहरा रही है कि कभी-कभी मनुष्य 
को लापरवाही से जगाने के लिए एक भयंकर ध्वनि उसका द्वार खटखटाएगी । यह 
खटखटाने वाली ध्वनि क्या है ? फिर विचार करो कि यह ध्वनि क्या है ? जब भयंकर 
युद्धों के विनाश के परिणाम स्वरूप मनुष्य टिट्टी दल की भाँति तितर-बितर हो जाएगा 
और मानो पर्वत भी धुनी हुई ऊन की भाँति कण-कण कर दिए जाएँगे । यहाँ पर्वतों से 
अभिप्राय बड़ी-बड़ी सांसारिक शक्तियाँ हैं । निश्चित रूप से यहाँ किसी परकालीन 
कयामत का वर्णन नहीं है । क्योंकि तब तो पर्वत कण-कण नहीं किए जाएँगे । उस 
समय जिन जातियों के पास अधिक शक्तिशाली युद्ध-सामग्री होगी वे विजयी होंगी और 
जिनकी युद्ध-सामग्री प्रतिपक्ष को तुलना में कमज़ोर होंगी वे युद्ध के नरक में गिराई 
जाएँगी । यह एक भड़कती हुई अग्नि है । 

SARA 








2 


En 2 *ढ 0 ४24. > न LAE 
है (डी EE Ay ०) #५ 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 


करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


(प्रमाद से जगाने वाली) भयंकर 
ध्वनि ।2। 


वह भयंकर ध्वनि क्या है ? ।3। 


और तुझे क्या मालूम कि वह भयंकर 
ध्वनि क्या है ? ।4। 


जिस दिन लोग तितर-बितर की हुई 
टिट्वियों की भाँति हो जाएँगे ।5। 


और पर्वत धुनकी हुई ऊन की भाँति हो 
जाएँगे ।6। 


अत: वह जिसके वज़न भारी होंगे ।7। 


तो वह अवश्य एक मनभावन जीवन में 


होगा ।8। 
और वह जिसके वज़न हल्के होंगे ।9। 
तो उसकी माँ नरक होगी ।0। 


और तुझे क्या मालूम कि यह क्या 
है? [| 


८ 





५ 
> 
Es 
+ 
डर 


ने बह ९ 


Om LD Ms 


c a८) GG 


~ 


ioTT 


Oil SUS 


७9७8 FUN 

y 2 i 

Oe 

+ ३} Gr > Ei [i > 0353 
OO NAN SOC OHSS 


सूरः 0।, अल-क़ारिअ: EE पारः 30 


(यह) एक धधकती हुई अग्नि £ Crees 


& Y 


है।।2।. (रुकू “5 ) ङ 





* इस सूरः के विषयवस्तु इस संसार पर भी लागू होते हैं । युद्धों में युद्ध-सामग्री की दृष्टि से जिन 
जातियों का पलड़ा भारी हो वही विजयी होती हैं और अपनी जीत के द्वारा सुख-सम्पन्नता प्राप्त 
करती हैं । जिन जातियों का पलड़ा युद्ध-सामग्री की दृष्टि से हल्का हो उनका अन्त यह होता है कि 
उनको युद्ध की अग्नि में भून दिया जाता है । 
इस विषयवस्तु को क़यामत पर लागू करें तो भावार्थ यह होगा कि जिन लोगों के नेक कर्मो का पलड़ा 
भारी होगा वे स्वर्ग में आनंद उपभोग करेंगे और जिनके कुकर्मो का पलड़ा भारी होगा वे नरकाग्नि 
का कष्ट भोग करेंगे । 


|!| 
02- सूरः अत-तकासुर 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 9 आयतें हैं । 

इस सूरः में मनुष्य को सचेत किया गया है कि वह धन के मोह के परिणाम स्वरूप 
क़ब्रों तक पहुँच जाएगा । इसमें एक ओर तो बड़ी जातियों को सावधान किया गया है कि 
इस दौड़ का परिणाम सिवाए विनाश के और कुछ नहीं होगा और कुछ कमज़ोर लोगों की 
अवस्था भी वर्णन की गई है कि वे अपनी धन-सम्पत्ति की लालसा और इच्छाओं को पूरा 
करने के लिए कृब्रों के परिभ्रमण करने से भी पीछे नहीं हटेंगे । इसके परिणाम स्वरूप 
मनुष्य अर्थात भौतिकवादी जातियों को और कु-धारणा के अनुगामी धार्मिक सम्प्रदायो 
को भी सचेत किया गया है कि इसका अन्तिम परिणाम यह होगा कि तुम उस अग्नि का 
ज्ञान प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे लिए भड़काई गई है और फिर तुम उसे अपनी आंखों के 
सामने देख लोगे । फिर जब तुम उसमें झोंके जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि अब 
बताओ कि सांसारिक सुख-सुविधाओं की अंधा-धुंध चाहत ने तुम्हें क्या दिया ? 


त्रत 








CH) 9 PU Sed eo 35 3 ५०७ 





नर अह वह 9 0 9 9 0 9 9 अ अ5 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 


बार-बार दया करने वाला है ।। । 





एक दूसरे से बढ़ जाने की होड़ ने तुम्हे OF ee 
लापरवाह बना दिया ।2। 
यहाँ तक कि तुमने क़ब्रगाहों का भी ठ Se HR 
परिभ्रमण किया ।3। 
7 Pei 3६६ 9०“: ९2 
सावधान ! तुम अवश्य जान लोगे ।4। OY "99०७४ 
b be दी 22 ई 
सावधान ! तुम अवश्य जान लोगे ।5। OY 39) 55 
धान | [वासपर्ण L BN Rd DR [ PA 5 
फिर सावधान ! यदि तुम विश्‍्वासपू है ४32॥ 2५ 29४4 70४६ 
ज्ञान की सीमा तक जान लो ।6। 
y FE ~ 5 हि हर द 
तो अवश्य तुम नरक को देख लोगे ।7। © sls 
प्य उसे आंखों y cr 757 gb 
फिर तुम अवश्य उसे आंखों देखे OUNCE FS 


विश्वास की भाँति देखोगे ।8। 


फिर उस दिन तुम सुख-समृद्धि के बारे में ह 6,2. 5 MRR 
अवश्य पूछे जाओगे ।9। (रुकू 5क ) र 


सूरः ।03, अल-अस्र ET पारः 30 
03- सूरः अल-अस्र 


यह आरम्भिक मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 4 आयते हैं । 
इस सूरः में यह वर्णन किया गया है कि पिछली सूरतों में जिस प्रकार के लोगों का वर्णन 
है और जिस सांसारिक चाहत से डराया गया है उसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा समय 
आएगा कि जब सारा जग साक्षी होगा कि वह मनुष्य घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो 
ईमान लाए और नेक कर्म किए और उन्होंने सत्य पर अटल रहते हुए सत्य की शिक्षा दी 
और धैर्यं पर अटल रहते हुए धैर्य की शिक्षा दी । 





न भर र अर 9 भ भ 








६5) 9६) &)। FB 


EEE EEN 








अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


लया नात हा 


3 Co ली 2 
काल की क़सम ।2। 0० pans 
निःसन्देह मनुष्य एक बड़े घाटे में है ।3। OLOGY 


सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और Gall Ses HY 
नेक कर्म किए और सत्य पर अटल रहते , हे 28 >ल्‍ 
हुए एक दूसरे को सत्य का उपदेश दिया ६ © /-2५| 9०59 90 9०%५ 
और धैर्य पर अटल रहते हुए एक दूसरे 

को धैर्य का उपदेश दिया ।4। 


(रुकू न ) 


|} 
04- सूरः अल-हमज़ः 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी ।0 आयते हैं । 

सूरः अल्‌ अस्र के पश्चात सूर: अल्‌ हमज़ः आती है जो धन के लालायित जातियों 
के लिए अब तक दी गई चेतावनियों में सबसे बड़ी चेतावनी है । अल्लाह ने कहा, क्या 
उस युग का धनवान्‌ व्यक्ति यह विचार करेगा कि उसके पास इस प्रकार अधिकता से धन 
इकट्ठा हो चुका है और वह उसे बेधड़क अपनी सुरक्षा पर खर्च कर रहा है, मानो अब उसे 
इस संसार में चिरस्थायी श्रेष्ठता प्राप्त हो गई है ? सावधान ! वह एक ऐसी अग्नि में 
झोंका जाएगा जो छोटे से छोटे कणों में बन्द की गई है और तुझे क्या पता कि वह कौन 
सी अग्नि है ? 

यहाँ यह प्रश्‍न स्वभाविक रूप से उठता है कि छोटे से कण में अग्नि कैसे बंद की 
जा सकती है ? अवश्यमेव यहाँ उस अग्नि का वर्णन है जो परमाणु (»॥०॥) के भीतर 
बन्द होती है । अरबी शब्द हुतमः और परमाणु में ध्वन्यात्मक समानता है । यह वह 
अग्नि है जो दिलों पर लपकेगी और उन पर आक्रमण करने के लिए उसे ऐसे स्तम्भों में 
बन्द की गई है जो खींच कर लम्बे हो जाएँगे । 

इस सूर: का विषयवस्तु मनुष्य को समझ आ ही नहीं सकता जब तक उस 
आणविक युग की परिस्थितियाँ उस पर उजागर न हों । वह आणविक तत्त्व जिसमें यह 
अग्नि बन्द है वह फटने से पहले खींचकर लम्बे किए गए स्तम्भों का रूप धारण करता 
है अर्थात बढ़ते हुए आन्तरिक दबाव के कारण फैलने लगता है और उसकी आग लोगों के 
शरीर को जलाने से पहले उनके दिलों पर लपकती है और हृदयगति बन्द हो जाती है । 
समस्त वैज्ञानिक साक्षी हैं कि परमाणु बम फटने से बिल्कुल इसी प्रकार के प्रभाव प्रकट 
होते हैं । परमाणु बम के ज्वलनशील तत्त्व मनुष्य तक पहुँचने से पूर्व ही अत्यन्त 
शक्तिशाली रेडियो तरंगें हृदय की गति को बन्द कर देती हैं । 

इसका एक और अर्थ यह भी है कि मनुष्य शरीर की कोशिकाओं में भी एक अग्नि 
छिपी है । जब वह प्रकट होगी तो फिर मनुष्य के हृदय पर लपकेगी और उसे नाकारा 
बना देगी । 

प्रत्र 














अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।]। 


हर चुगलखोर (और) छिद्रान्वेषी का 
सर्वनाश हो ।2। 


जिसने धन इकट्ठा किया और उसकी 
गणना करता रहा ।3। 


वह विचार किया करता था कि उसका 
धन उसे अमरत्व प्रदान करेगा ।4। 


सावधान ! वह अवश्य हुतमः में गिराया 
जाएगा ।5। 


और तुझे क्या पता कि हुतमः क्या 
है? ।6। 


वह अल्लाह की भड़काई हुई अग्नि 
है।7। 


जो दिलों पर लपकेगी ।8। 


नि:सन्देह वह उनके विरुद्ध बन्द करके 
रखी गई है ।9। 


ऐसे स्तम्भों में, जो खींच कर लम्बे किए 
गए हैं ।।0। (रुकू 56) 


|!) 


05- सूरः अल-फ़ील 


यह आरम्भिक मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 6 आय तें हैं । 

सांसारिक जातियों की उन्नति अन्ततः उस चरम बिंदू पर समाप्त होगी कि वे 
सारी बड़ी शक्तियाँ इस्लाम को नष्ट-भ्रष्ट करने पर तुली होंगी । कुरआन करीम 
अतीत की एक घटना का वर्णन करते हए कहता है कि इससे पूर्व भी उम्मुल कुरा 
अर्थात मक्का को बड़ी-बड़ी वैभवशाली जातियों ने नष्ट करने का प्रयास किया था । 
वे अस्हाब-उल-फ़ील अर्थात बड़े-बड़े हाथियों वाले थे । परन्तु इससे पूर्व कि वे उन 
बड़े-बड़े हाथियों पर सवार होकर मक्का तक पहुँचते उन पर अबाबील नामक चिड़ियों 
ने जो समुद्री चट्टानों की गुफाओं में घर बनाती हैं, ऐसे कंकर बरसाए जिन में चेचक 
रोग के कीटाणु थे और पूरी सेना में वह भयंकर रोग फैल गया और पल भर में वे शवों 
के ऐसे ढेर बन गए जैसे खाया हुआ भूसा हो । उनके शवों को शवभक्षी पक्षी पटक 
पटक कर धरती पर मारते थे । अतएव भविष्य में भी यदि किसी जाति ने शक्ति के 
बल पर इस्लाम को अथवा मक्का को अपमानित करने या तबाह करने का इरादा किया 
तो वह भी इसी प्रकार विनष्ट कर दी जाएगी । 

LGAs 


बट न बह न नद आह 3६ 





६६%) 3 ९०४ 








जड़ जड़ NNN जा जध जद जद हई 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।]। 





क्या तू नहीं जानता कि तेरे रब्ब ने हाथी 
वालों के साथ कैसा बर्ताव किया ? ।2। 


क्या उसने उनकी योजना को व्यर्थ नहीं 
कर दिया ? ।3। 


और उन पर झुण्ड के झुण्ड पक्षी (नहीं) 
भेजे ? ।4। 


वे उन पर कंकर मिश्रित शुष्क मिट्टी के 
ढेलों से पथराव कर रहे थे ।5। 


अतः उसने उन्हें खाए हुए भूसे की भाँति ह 


बना दिया ।6। (रुकू न) 


SENS EE 

7 ors 2 | ञ 

Os ५.55 

y ASG 2 Fe | 
OSG ००-२४ ५ 2) 


y Ne | |b ir age sz रा els 
OP ge (०७ 


बल ES 


+ 


> ww 
Ss ~ 


Z ~ 


FR 0०3: 


a 


F 


सूरः 06, कुरैश |!) पारः 30 


06- सूरः कुरैश 
यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 5 आयतें हैं । 
सूरः अल्‌-फ़ील के तुरन्त पश्चात इस सूरः में यह शुभ-समाचार दिया गया है कि 
जिस प्रकार इस घटना से पूर्व मक्का निवासियों के व्यापारिक दल गर्मियों और सर्दियों में 
यात्रा करते थे और प्रत्येक प्रकार के फलों के द्वारा उनको भूख और भय से मुक्त करते थे, 
यही क्रम आगे भी जारी रहेगा । 














ज अद जह “८ 





अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


कुरैश में परस्पर मेल-जोल उत्पन्न करने 3 हर हर 
के लिए ।2। E ह 


(हा) उनमें मेल-जोल बढ़ाने के लिए 6 aL, 5 |; £ 42, हल | 
(हमने) सर्दियों और गर्मियों की यात्राएँ ह 


बनाई हैं ।3। 

अतः वे इस घर के रब्ब की उपासना elses; 344248 
करें ।4। 

जिसने उन्हें भूख से (मुक्ति देते हुए) Fr | 


भोजन कराया और उन्हें भय से शांति , Me 
प्रदान की ।5। (रुकू --) हू ATS) 


is] 


सूरः 07, अल-माऊन [| पारः 30 
07- सूरः अल-माऊन 


यह आरम्भिक मक्की सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 8 आयते हैं । 

इस सूरः का पिछली सूरः से यह सम्बन्ध प्रतीत होता है कि जब अल्लाह तआला 
मुसलमानों को बहुतात के साथ सुख-संपन्नता प्रदान करेगा तो वे उसके मार्ग में ख़र्च करने 
से पीछे नहीं हटेंगे और वह उपासना जिसे का बा के रब्ब ने सिखाई उसमें कदापि दिखावे 
से काम नहीं लेंगे । अन्यथा उनकी नमाज़ें उनके लिए विनाश का कारण बन जाएँगी 
क्योंकि ऐसी नमाज़ें दिखावे की होंगी । इसी प्रकार उनका खर्च भी दिखावे का हुआ करेगा। 
दशा यह होगी कि वे बड़े-बड़े खर्च करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप उनको ख्याति प्राप्त हो 
परन्तु निर्धनों को छोटी से छोटी आवश्यकता की वस्तु भी देने में टाल-मटोल करेंगे । 














°, SS ४४ ४४ 9, 


Se Se अप ES ES ES OE SE अध्ा 
A A A A A A A A A A NR A A A A A A A A A A A 3६ 3६ A 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा seas 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 2 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 





क्या तूने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया जो र CY Ci | 
धर्म को झुठलाता है ? ।2। 9 जुट 33 28: इक 
अतः वही व्यक्ति है जो अनाथ को है 255 Eins 
धुतकारता है ।3। > ५ 


और दरिद्र को भोजन कराने की प्रेरणा & ira los 
नहीं देता ।4। I 


अतः उन नमाज़ पढ़ने वालों का सर्वनाश ह] 6 
हो ।5। CER 
जो अपनी नमाज़ से असावधान रहते SCE AC 
हैं ।6। 

हैं ५ ASN » 52 ~? i 
वे लोग जो दिखावा करते हैं ।7। O03 ००८४-२०) 
और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को &. & SEN O33 

YY 


भी (लोगों से) रोके रखते हैं ।8। 
(रुकू न>) 


|!| 


08- सूरः अल-कोसर 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 4 आयतें हैं । 

सूरः अल-माऊन के तुरन्त पश्चात हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को ऐसी कौसर (हर चीज़ की बहुतात) प्रदान करने का शुभ-समाचार दिया गया है जो 
कभी समाप्त नहीं होगी । इसका एक अर्थ तो यह है कि वह धन जिसे वे अल्लाह तआला 
के मार्ग में खर्च करेंगे, यदि वे उसे बिना सोचे समझे भी खर्च करें तब भी अल्लाह तआला 
और अधिक धन प्रदान करता चला जाएगा । और सबसे बड़ा शुभ-समाचार यह है कि 
आप सल्ल. को कुरआन प्रदान हुआ जिसके विषयवस्तु कभी न समाप्त होने वाले ख़ज़ाने 
की भाँति कयामत तक मानव जाति के हित के लिए जारी रहेंगे । उसके विषयवस्तुओं के 
अन्त तक कोई पहुँच नहीं सकेगा । 

इसके पश्चात यह कहा गया है कि तू इस महान पुरस्कार प्राप्ति पर आभार व्यक्त 
करने के लिए उपासना कर और कुर्बानी दे । निःसन्देह तेरा शत्रु ही अब्तर रहेगा और 
तेरा उपकार कभी समाप्त होने वाला नहीं है । 

SCC 





7, ° 








६४3) $ ७६३ १६-०२) & > 5 FS ; 
जद जद जद आह जद जद आह भ भह भ आह आह आह अ भह 3६ ८ ह भ आह 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 


बार-बार दया करने वाला है ।। । 





निःसन्देह हमने तुझे कौसर प्रदान किया ES Ren NL 
है ।2। 
अतः अपने रब्ब के लिए नमाज़ पढ़ और ठ FSR ITN 
कुर्बानी दे ।3। 

. सन्देह £ soo” < ls (६ § 
निः तेरा शत्रु ही अब्तर E GBH EEE 


रहेगा।4।" (सुकू उ) 





* हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर मक्का के काफिर अन्तर होने का व्यंग कसते थे 
अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पुत्र-संतान नहीं । आप सल्ल. को यह शुभ-समाचार दिया गया 
कि वे जो पुत्र-संतान वाले हैं उनकी संतान भी आध्यात्मिक रूप से आपकी ओर सम्बन्धित होना 
अपने लिए गर्व समझेगी और अपने दुष्ट माता-पिता से अपना सम्बन्ध काट लेगी । अतः इस्लाम के 
शत्रु अबु-जहल के पुत्र इक्रमा रज़ि. के बारे में यह वर्णन उल्लेखित है कि उसके इस्लाम स्वीकार 
करने के पश्चात किसी मुसलमान ने उस पर अबु-जहल के पुत्र होने का कटाक्ष किया तो उसने 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास इसकी शिकायत की और आप सल्ल. ने उस 
मुसलमान को उसे आगे अबु-जहल का पुत्र कहने से मना किया । (असदुल ग़ाबा शब्द इक्रमा के 
अन्तर्गत) तो इस प्रकार अबु-जहल स्वयं अन्तर हो कर मरा और उसकी संतान आध्यात्मिक रूप से 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सम्बन्धित होने लगी । 


सूरः 09, अल-काफ़िरून EIT पारः 30 





09- सूरः अल-काफिरून 
यह सूर: मक्की है और निस्मिल्लाह सहित इसकी 7 आयते हैं । 
इस सूरः में काफ़िरों को फिर से चेतावनी दी गई है कि न कभी मैं तुम्हारे धर्म का 


अनुसरण करूँगा, न कभी तुम मेरे धर्म का अनुसरण करोगे । अतः तुम अपने धर्म पर 
चलते रहो और मैं अपने धर्म पर चलता रहुँगा । 


Ee 


4°, 





nA 


i, 





i, 





६४; है, ०७५! ~ 32......./) 6४ "३9 5 a 
i ट 9 9 9 9 9 9 0 9 ८ १०८ HH २९ २९ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।]। 


2 22 > 5 


+, 





Ey 


कह दे कि हे काफ़िरो ! ।2। s 5३-55 Bit 
मैं उसकी उपासना नहीं करूँगा जिसकी OE bas OS Y 
तुम उपासना करते हो ।3। 

और न तुम उसकी उपासना करने वाले Oris Oty 
हो, जिसकी मैं उपासना करता हूँ ।4। 

और मैं कभी उसकी उपासना करने D2 LEELEESS 
वाला नहीं बनूँगा, जिसकी तुमने ES ODS 

उपासना की है ।5। 

और न तुम उसकी उपासना करने Deel Udebiys 
वाले बनोगे, जिसकी मैं उपासना | 

करता हूँ ।6। 

तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे है & 2 Wii sie 


लिए मेरा धर्म ।7। (रुकू नु ) 


सूरः ।0, अन-नस्र I}]] पारः 30 
70- सूरः अन-नस्र 


यह सूरः मदनी है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 4 आयें हैं । 

इस सूरः में वास्तव में कौसर ही का एक दूसरा रूप वर्णन किया गया है । अर्थात 
जैसा कि कुरआनी पुरस्कार कभी समाप्त होने वाले नहीं, इसी प्रकार इस्लामी विजय- 
यात्राओं का क्रम भी असीमित होगा और वह समय अवश्य आएगा जब गिरोह के गिरोह 
लोग इस्लाम में शामिल होंगे । यह समय विजय शंख बजाने का नहीं बल्कि अल्लाह से 
क्षमायाचना करने का होगा । क्‍योंकि इन विजयों के परिणाम स्वरूप अहंकार उत्पन्न 
होना नहीं चाहिए बल्कि और भी अधिक विनम्रता पूर्वक इस विश्वास पर दृढ़ होना 
चाहिए कि यह केवल अल्लाह की कृपा से ही प्राप्त हुआ है । अतः ऐसे अवसर पर पहले 
से बढ़ कर क्षमायाचना में लगे रहना चाहिए और पहले से बढ़ कर अल्लाह का 
प्रशंसागान करना चाहिए । 









जक 
NN, 


५: 


५४८ ०४८ & 
0९, ९ ५ 


0. 





2 
Fe) 


६5) 3 ०४! &)। TE 6१ 3 

जे जे बह न बंद बट बट जड़ न बह बंद हट हेड न बट बट बंद 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


४५, 
८ 
ge 2 

«७70 3 
| 
S 


छे BE) 


ग 9 0 क जड़ 


न 


पु 


















जब अल्लाह की सहायता और विजय OE (3420 ८८3] 
आएगी ।2। ' 
और तू लोगों को देखेगा कि वे अल्लाह 8. a ag i RCE 
के धर्म में गिरोह के गिरोह प्रवेश कर रहे ८ 90०7 
हैं ।3। Ol #|50७।५०४2 


अतः अपने रब्ब की स्तुति के साथ E SRS 885 हः 
(उसका) गुणगान कर और उससे 
क्षमायाचना कर । निःसन्देह वह बहुत & OSS 
प्रायश्चित स्वीकार करने वाला है ।4। ” 


(रुकू नड) 


सूरः ।।, अल-लहब I} पारः 30 
- सूरः अल-लहब 


यह आरम्भिक मक्की सूरतों में से है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 6 आयें हैं । 

अबू-लहब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक चाचा का नाम था 
जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विरुद्ध हर जगह घृणा फैलाता फिरता 
था और उसकी पत्नी भी इस काम में उसकी सहायक थी । अल्लाह ने फर्माया : उसके 
दोनों हाथ काटे जाएँगे अर्थात इस्लाम के विरुद्ध भविष्य में भी युद्ध के उन्माद भड़काने 
वालों को, चाहे वे दाहिने बाज़ू के हों अथवा बायें बाज़ू के हों, निन्दा, अपमान के 
अतिरिक्त उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा । और जो अधीनस्थ जातियाँ युद्ध का ईधन जुटाने 
में उनकी सहायता करेंगी उनके भाग्य में तो फांसी के फंदे के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा । 








°, °, 9, कै 5 58 58 8. 59 50८ ४८ ५9४६ २ ५ ३८ 5३. 
® १६ 


९ जड़ बह हट बट बट हद ९ जेट बट बट जे जद बट जंह बट बट व बंध बंध थे 
४१ 7 BS | ¢ iC (a De 

Ce 

ES) 3 PUN Re 3 ५४७ Np ह 
हि 5 


थे ग बह बा ९ जआई अब जे बह अल NH NN जब चह हे जा: 



























अब चल A A जद 





® %° 


अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 9-5 05555 PEN 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) भ 7 ह 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


अबू लहब के दोनों हाथ विनष्ट हो गए Oise ss 
और वह स्वयं भी विनष्ट हो गया ।2। र 
उसके धन और जो कुछ उसने कमाया, GCN EE 
कुछ उसके काम न आया ।3। 
वह अवश्य एक भड़कती हुई अन्नि में & gE bas 
प्रविष्ट होगा ।4। हु 

उसकी अवस्था में द ~ EE 55 Ue £f72 i 
और उसकी पत्नी भी, इस अवस्था में SMR net RE 


कि वह बहुत ईधन उठाए हुए होगी ।5। 
उसकी गर्दन में खजूर की छाल का & Mali Ses 
बटा हुआ सशक्त रस्सा होगा ।6। को ह ' हु 


(रुकू उह) 


सूरः ।2, अल-इख़लास [})} पारः ३0 
2- सूरः अल-इख़लास 


यह सूरः मक्की है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 5 आयतें हैं । 

यह एक बहुत छोटी सी सूरः है परन्तु इसमें उन महत्वपूर्ण विजयों का वादा दिया 
गया है जो ईसाइयत के विरुद्ध इस्लाम को प्राप्त होंगी और यह सूचना दी गई है कि न 
अल्लाह का कोई पिता था न उसका कोई पुत्र होगा । इस एक वाक्य से ईसाइयत का 
समूचा ढाँचा धराशाई हो जाता है । अर्थात यदि अल्लाह का पिता नहीं तो उसमें पुत्र 
उत्पन्न करने के गुण कैसे आए ? और ईसा अलै. जिन्हें अल्लाह तआला का काल्पनिक 
पुत्र कहा जाता है, उन्होंने अपने पिता से उन गुणों का अंश क्यों न लिया ? और यदि 
पिता ने पुत्र पैदा किया था तो फिर आगे उनके पुत्र क्यों पैदा न हुए ? इसके बाद यह 
कहा गया कि अल्लाह तआला का कोई समकक्ष नहीं है । इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ 
बातें परम प्रशंसनीय अल्लाह की गुस्ताखी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होंगी । 

PARA 


बह जब जे बह A A NR NR NR NR NR NR जब बह A A 


EFS) $ PU +> ३००० ७ 2 USS YEN pe 























$, १; :%, 


भु हट हद क न क न न जद हेड बह हद हट बंद बेड आह हट हद बड़ बह अड जद बह आड़ 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा GPs Na NPCS als 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) a र 5 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 










तू कह दे कि वह अल्लाह एक ही है ।2। ७ 5०40 Nt 
अल्लाह को किसी की आवश्यकता नहीं RENE] 
है ।3। 

न उसने किसी को जना और न वह जना OSMAN 
गया ।4। 
और उसका कभी कोई समकक्ष नहीं & CROSS ENG 


बना ।5। (रुकू ज) 


|} |} 
।3- सूरः अल-फ़लक़ 


यह मदनी सूर: है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 6 आयते हैं । 

इस सूरः में सचेत किया गया है कि प्रत्येक सृष्टि के परिणाम स्वरूप भलाई के 
अतिरिक्त अनिष्टता भी उत्पन्न होती है । अतः उनके अनिष्ट से अल्लाह की शरण 
माँगते रहो और उस अंधेरी रात के अनिष्ट से भी अल्लाह तआला की शरण माँगो जो 
एक बार फिर संसार पर छा जाने वाली है और उन जातियों के अनिष्ट से शरण माँगो जो 
मनुष्य को मनुष्य से और जातियों से जातियों को काट कर पृथक कर देती हैं । अर्थात 
उनका सिद्धान्त ही यह है ¡४९ ३०५ R४।९ कि यदि राज करना चाहते हो तो लोगों में 
फूट डाल दो । यह सब साम्राज्यवाद का सार है जिसने संसार पर कब्ज़ा करना था । इस 
के बावजूद इस्लाम अवश्य उन्नति करेगा । अन्यथा उसके नष्ट हो जाने पर तो उससे 
ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो सकती थी । ईर्ष्या का विषयवस्तु बताता है कि इस्लाम ने उन्नति 
करनी है और जब भी वह उन्नति करेगा, शत्रु उससे ईर्ष्या करेगा । 


त्रत 








PILE | 
जे आट आह जद आह आह जह आह जह आह आह जह आह जद आह जद आह आह अह आह अप आह मंद मई ज 
अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) 
बार-बार दया करने वाला है ।!। 








तू कह दे कि मैं (चीज़ों को) फाड़ कर cE] CT 
(नई चीज़) पैदा करने वाले रब्ब की 
शरण माँगता हूँ ।2। 


जो उसने पैदा किया, उसके अनिष्ट ठ EL: iis 
से।३। 

और अन्धेरा करने वाले के अनिष्ट से Oss 22053 
जब वह छा चुका हो ।4। स 

और गांठों में फूंकने वालियों के अनिष्ट Oil $ > 580 ies 
से ।5 |" 

और ईर्ष्या करने वाले के अनिष्ट से जब € Oo lst 


वह ईर्ष्या करे ।6। (रुकू ज) 





* इसका एक अर्थ तो यह किया जाता है कि जादू-टोनों के द्वारा आपसी सम्बन्धों की गाँठों में फूकने 
वालियाँ । परन्तु वास्तव में यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी है और ऐसी जातियों से 
सम्बन्धित है जिनकी सत्ता D¡४।५९ 204 R४।९ के सिद्धान्त पर होगी । अर्थात जिन जातियों पर 
उन्होंने विजय प्राप्त करनी हो उनको परस्पर लड़ा कर शक्तिहीन कर देंगी और स्वयं शासक बन 
बैठेगी | विशेषकर पश्चिम वासियों ने सारे संसार पर इसी सिद्धान्त के द्वारा शासन किया है । 


|} 
।4- सूरः अन-नास 


यह मदनी सूरः है और बिस्मिल्लाह सहित इसकी 7 आयें हैं । 

यह सूरः यहृदियों और ईसाइयों के उन सभी सामुहिक प्रयासों को सारांशतः 
प्रस्तुत करती है जिनकी रूप-रेखा यह होगी कि वे मानव जाति के पालनहार होने का 
दावा करेंगे अर्थात उनकी अर्थ-व्यवस्था के भी स्वामी बन बैठेगे और उनकी राजनीति 
पर भी क़ब्ज़ा कर के उनके शासक बन बैठेगे । इस प्रकार स्वयं उपास्य बन जाएँगे और 
जो उनकी उपासना करेगा उसको तो वे पुरस्कृत करेंगे और जो उनकी उपासना करने से 
इनकार करेगा वे उसको बर्बाद कर देंगे । 

उनका सबसे भयानक हथियार यह होगा कि वे ऐसे भ्रम उत्पन्न करने वाले की 
भाँति होंगे जो ख़न्नास होगा अर्थात लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करके स्वयं छुप 
जाएँगे । यही दशा इस युग की बड़ी शक्तियों अर्थात पूंजीवादियों की होगी और जन- 
शक्तियों अर्थात साम्यवादियों की भी होगी । अतः जो भी इन सभी मामलों से अल्लाह 
तआला की शरण में आएगा अल्लाह तआला उसे बचा लेगा । 

AeA 


सूरः ।4, अन-नास I} If पारः 30 














जे जद जद जद जद आह न न भा जद जद नर नर आर आह नर आह म जद आह भह अह नर नह 3६ 

अल्लाह के नाम के साथ जो अनंत कृपा ope ees | Ais 
करने वाला, बिन माँगे देने वाला (और) Cd कि 
बार-बार दया करने वाला है ।।। 


तू कह दे कि मैं मनुष्यों के रब्ब की शरण Eo 53% 8 

माँगता हूँ ।2। a 

मनुष्यों के सम्राट की ।3। Bel 

मनुष्यों के उपास्य की ।4। GEE] 

अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करने वाले के Gps 
(2 (2 2 

अनिष्ट से, जो भ्रम डाल कर पीछे हट र 

जाता है ।5। 

वह जो मनुष्यों के दिलों में भ्रम डालता NE Gog 

है ।6। 

(चाहे) वह जिन्नों में से हो (अर्थात बड़े ह CHET ५ 


लोगों में से) अथवा जन-साधारण में से ' 
हो ।7।" (सुकू उ ) 





* आयत सं. 5 से 7 : यहाँ अंत्ययुग में यहृदियों और ईसाइयों की ओर से दूसरों के दिलों में भ्रांतियाँ 
उत्पन्न करने की भविष्यवाणी की गई है । आयतांश अल्‌ जिन्नति बन नासि से एक तो यह 
अभिप्राय है कि बड़े लोगों के दिलों में भी भ्रांतियाँ डाली जाएँगी और छोटे लोगों अर्थात जन- 
साधारण के दिलों में भी आंतियाँ डाली जाएँगी । अत: पूंजीवादियों और साम्यवादियों के दिलों में 
शैतान ने जो भ्रम डाला उसके कारण दोनों ही जाति नास्तिकता की ओर चली गई । दूसरा अभिप्राय 
यह है कि यहूदी और ईसाई दोनों भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं । वे जिन लोगों पर शासन करते हैं उनके 
ईमान में भी भ्रम उत्पन्न करके उनको दुर्बल कर देते हैं । 


4307 


कुरआन पढ़ने के बाद की दुआ 


4235 SUB ५७ esl oi oy 
BG BN Eg ba 3 Es ४२० 955 


Z 
2 
co 


el ००१४ Ee els JU [5४ 


 'अल्लाहुम्मर्हम्नी बिल कुर्‌आनिल्‌ अज़ीम्‌ । वज्अल्ह ली 
इमामंव्‌-व नूरंव्‌-व हुदंब्‌-व रहमतन्‌ । अल्लाहु म्म ज़क्किर्नी 
मिन्हु मा नसीतु व अल्लिम्नी मिन्ह मा जहिल्तु वर्जुक़्नी तिलाव- 
तहू आना अल्लैलि व आना अन्नहारि वज्अल्ह ली हुज्जतंय्या 
रब्बल आलमीन | 


हे मेरे अल्लाह ! महान कुरआन की बरकत से मुझ पर कृपा कर 
और इसे मेरे लिए पथ-प्रदर्शक, प्रकाश, सन्मार्ग और करुणा स्वरूप 
बना । हे मेरे अल्लाह ! पवित्र कुरआन में से जो कुछ मैं भूल चुका हूँ वह 
मुझे याद दिला दे और जो कुछ मुझे नहीं आता वह मुझे सिखा दे । और 
दिन-रात मुझे इसके पाठ करने की शक्ति प्रदान कर । और हे समस्त 
लोकों के प्रतिपालक ! इसे मेरे हित में युक्ति स्वरूप बना दे । 


ee 





आर्श 

अहले किताब 
अज़ाब 

अरबी 


अजमी 
अनूसार 


अरफ़ात 


अलैहिस्सलाम 
अलैहस्सलाम 


आयत 
आदम 
इंजील 
इमाम 

इह्दत 


इस्लाम 


पारिभाषिक शब्दावली 


उस परम सत्ता का निजी नाम है जो समग्र सृष्टि का स्रष्टा और 
प्रतिपालक है । वास्तविक उपास्य अर्थात ईश्वर । पवित्र कुरआन में 
अल्लाह के अनेक गुणवाचक नाम बताये गये हैं । अरबी भाषा में अल्लाह 
शब्द किसी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति के लिये तथा बहुवचन में कभी 
प्रयुक्त नहीं हुआ । 

सिंहासन । वह स्थान जहाँ पर अल्लाह का अधिष्ठान है । 

ग्रंथधारी, यहूदी और ईसाई जो तौरात नामक ग्रंथ को ईशवाणी मानते हैं। 
अल्लाह की अवज्ञा करने पर मिलने वाला दंड । ईशप्रकोप, कष्ट, विपत्ति। 
भाषाविशेष जो अरब प्रांत में बोली जाती है, जिसके शब्दावली 
अनेकार्थबोधक होते हैं । 

अरबी से इतर भाषाएं । 

सहयोगी । मदीना के वे लोग जिन्होंने मक्का से हिजरत करके आये हुये 
मुसलमानों की सहायता की थी । 

मक्का से लगभग नौ मील की दूरी पर एक मैदान जहां हज्ज के महीना 
की नवीं तिथि को सब हाजी एकत्रित होकर उपासना करते हैं । हर एक 
हाजी को यहाँ पहुँचना अनिवार्य है । 

उनपर अल्लाह की कृपा हो । नबियों, रसूलों और अवतारों के नामों के 
बाद यह वाक्य कहा जाता है । 

उनपर अल्लाह की कृपा हो । यह वाक्य किसी पुण्यवती स्त्री के नाम के 
बाद कहा जाता है । 

पवित्र कुरआन की पंक्ति अथवा वाक्य । ईश्वरीय चि | 

मानव-जगत की सुधार के लिये अल्लाह की ओर से आये हुए सर्वप्रथम 
अवतार | 

शुभ-समाचार । ईसाइयों का धर्मग्रंथ । 

धार्मिक अगुआ । नबी, रसूल, पथ-प्रदर्शक तथा अनुकरणीय व्यक्ति | 
एक मुसलमान स्त्री के विधवा होने अथवा तलाक पाने पर किसी दूसरे 
व्यक्ति से विवाह करने से पूर्व इस्लामी धर्मविधान के द्वारा निश्चित अवधि 
बिताने का नाम इद्त है । 

आज्ञा पालन करना । इस्लाम वह धर्म है जिसे हज़रत मुहम्मद सल्ल. ने 


- 309 - 


इस्राईल 


इज़्ज़त वाला 
महीना 


इब्लीस 
ईमान 


उम्मत 
उम्मती नबी 
उम्रा 


उलेमा 
ए'तिकाफ़ 


एहराम 
कलिमा 


कयामत 
कश्फ़ 


काफिर 
क़ायम करना 
क़ायम रहना 


लोगों के समक्ष पेश किया, जो अमन और शांति की शिक्षा देता है । 
अल्लाह का वीर या सैनिक । हज़रत याकूब अलै. का एक गुणवाचक 
नाम, जिस के कारण उनके वंशज को बनी इख्राईल' (अर्थात इस्राईल 
की संतान) कहा जाता है । फ़िलिस्तीन का एक भू-भाग जिस में 
यहूदियों ने अपना राज्य स्थापित करके उस का नाम इस्राईल रखा है । 
हुरमत अर्थात इज़्ज़त वाले चार महीने, जो हिजरी संवत के जुल क़अद:, 
जुल हज्जः, मुहर्रम और रजब हैं । इन महीनों में हज्जक्षेत्र में अनावश्यक 
रूप से किसी जीवधारी को मारना निषेध है । 

जो अल्लाह की कृपा से निराश हो । शैतान । 

अर्थात विश्वास और स्वीकार करना । जैसे अल्लाह, फ़रिश्तों, रसूलों, 
ईश्वरीय ग्रंथों और पारलौकिक जीवन पर विश्वास करना । 

संप्रदाय । किसी नबी या रसूल के अनुयायिओं का समूह उसकी उम्मत 
कहलाता है । 

किसी नबी की शिक्षाओं को आगे फैलाने के लिये उसके अनुयायिओं में 
से किसी का नबी पद प्राप्त करना । 

हज्ज के निश्चित दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों में हज्ज के निश्चित 
उपासना-कर्म करना । 

इस्लामी धर्मज्ञ । 

रमज़ान के महीना की इक्कीसवीं तिथि से अंतिम तिथि तक अल्लाह की 
उपासना करने के लिये मस्जिद में एकांतवास करना । 

हज्ज या उग्रा करते समय दो अनसिला चादरों वाला विशेष परिधान । 
वचन । धर्मवाक्य । इस्लाम धर्म का मूलमंत्र :- 'ला इला ह इल्लल्लाहु 
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' (अल्लाह के सिवा अन्य कोई उपास्य नहीं, हज़रत 
मुहम्मद सल्ल. अल्लाह के रसूल हैं ) 

महाप्रलय । मृत्यु के बाद अल्लाह के समक्ष उपस्थित होने का दिन । 
प्रकटित होना । जाग्रतावस्था में कोई अदृष्ट विषय देखना । स्वप्न और 
कश्फ़ में यह अंतर है कि स्वप्न सोते में देखा जाता है और कश्फ़ जागते 
में देखा जाता है । दिव्य-दर्शन । योगनिद्रा । 

सच्चाई का इनकार करने वाला । इस्लाम धर्म का अस्वीकारी । 

खड़ा करना । संभाल और संवार कर कोई काम करना । 

अडिग रहना । चिरस्थायी । 


- ।3]0 - 


क़ुरुआन 
कुर्बानी 


कुर्बान गाह 
कुफ़् 


खलीफा 


ख़ाना का बा 


ख़िलाफ़त 
गनीमत 


जकात 


जनाज़ः 


ज़बूर 
जिज़्या 


ज़िबह 


जिब्रील 
जिहाद 


आमने-सामने । जिसकी ओर मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं । 
ख़ाना का'बा मुसलमानों का किब्ला है जिसकी ओर सारे संसार के 
मुसलमान मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं । 

अल्लाह की वाणी जो मुसलमानों का धर्मग्रंथ है । 

त्याग, बलिदान । ईदुज़्जुहा के बाद तथा हज्ज करने के समय ज़िबह 
किया जाने वाला पशु । 

कुर्बानी के लिये निश्चित स्थान । 

सच्चाई का अस्वीकार । इस्लाम का इनकार करना । 

उत्तराधिकारी । अधिनायक । नबी और रसूलों के बाद उनका स्थान लेने 
वाला और उनके काम को चलाने वाला । 

मक्का में स्थित एक चौकोर भवन । संसार में एक ईश्वर की उपासना- 
गृह के रूप में सर्वप्रथम इसका निर्माण हुआ था । हज़रत इब्राहीम अलै. 
और उनके पुत्र हज़रत इस्माईल अलै. ने इसका जीर्णोद्धार किया था । 
हज्ज के समय इस गृह की परिक्रमा की जाती है । 

नबी और रसूल के बाद उनके कामों को आगे चलाने वाली व्यवस्था, 
जिसका प्रमुख ख़लीफ़ा कहलाता है । 

युद्ध-लब्ध धन । 

इस्लाम का वह आर्थिक कर जो धनवान मुसलमानों से निश्चित दर से 
लिया जाता है और निर्धनों में बाँट दिया जाता है । इसे राष्ट्रहित में भी 
ख़र्च किया जा सकता है । 

कफ़न में लपेटा हुआ शव । इस्लामी धर्मविधान के अनुसार मृतक के लिए 
जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसे नमाज़ जनाज़: कहते हैं । 

हज़रत दाऊद अलै. को अल्लाह की ओर से दिया गया धर्मग्रंथ । 

वह कर जिसे गैर-मुस्लिम प्रजा से उनकी जान-माल और मान-सम्मान 
की सुरक्षा के लिए सैन्य सेवाओं के उद्देश्य से लिया जाता है । 

छिपी रहने वाली सृष्टि । बड़े लोग, धनपति जो द्वारपालों और पर्दो के 
पीछे छिपे रहते हैं । बैक्टीरिया, वायरस । 

अल्लाह का नाम लेकर भोजन के उद्देश्य से किसी जीव का गला काट कर 
वध करना । 

ईशवाणी लाने वाला फरिश्ता । 

प्रबल उद्यम करना । अपने को सुधारने के लिये तथा धर्मप्रचार के लिये 


- ]3]] - 


जुंबी 
तक़वा 


तबअ ताबयीन 
तयम्मुम 


तरका 
तलाक़ 


तहज्जुद 
ताबयीन 


तौरात 
दज्जाल 


दुरूद व सलाम 
नबी 


नमाज़ 
निकाह 


नुबुव्वत 

नूर 

नेक 

नेमत 

पारः (सिपारः) 


प्रयत्न करना । सत्यधर्म की रक्षा के लिये प्रतिरक्षात्मक युद्ध करना । 
वीर्यस्खलित अपवित्र व्यक्ति । स्नान करने के उपरांत जुंबी-व्यक्ति पवित्र 
होता है । 

निष्ठापूर्वक अल्लाह की आज्ञा का पालन करना और हर काम को करते 
समय अल्लाह का भय मन में रखना । संयम, धर्मपरायणता । 

ताबयीन के अनुगामी । जिन्होंने केवल ताबयीन को देखा । 

पानी न मिलने और बीमार होने के कारण वज़ू के बदले पवित्र मिट्टी पर 
हाथ मार कर उससे अपने मुँह और हाथों को मलना । 

मृत व्यक्ति की सम्पत्ति । 

छुटकारा । पति का विवाह-बंधन को तोड़ कर पत्नी को छोड़ने की 
घोषणा करना । 

अर्धरात्रि के पश्चात और प्रातःकालीन नमाज़ से पूर्व पढ़ी जाने वाली 
नमाज़ 

अनुगमन कारी । वे मुसलमान जिन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्ल. को तो 
नहीं देखा परंतु हज़रत मुहम्मद सल्ल. के साहाबियों को देखा । 

यहूदियों का धर्मग्रंथ । 

झूठा । धोखेबाज । अंत्ययुग में लोगों को धर्मभ्रष्ट कराने के लिए उत्पन्न 
होने वाली एक शक्ति । 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए की जाने वाली दुआ। 
लोगों को सम्मार्ग प्रदर्शित कराने के लिए अल्लाह की ओर से आया हुआ 
व्यक्ति, जिसे अदृष्ट विषय से अवगत कराया जाता है । अवतार । 
इस्लामी उपासना । दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ी जाती है । जिनके नाम 
फज़, जुहर, अख, मगरिब और इशा । 

विवाह । कुछ निर्द्धिष्ट कुरआनी आयतों का पाठ करके पुरुष और स्त्री 
की सम्मति से लोगों की उपस्थिति में उनके विवाह की घोषणा करना । 
नबी बनने की क्रिया । अवतारत्व । 

प्रकाश, ज्योति । 

सदाचारी । 

अल्लाह की देन । 

पवित्र कुरआन का भाग । पवित्र कुरआन को तीस भागों में बिभाजित 
किया गया है । 


- ।3]2 - 


पैगम्बर 
फ़तवा 


फ़रिश्ता 
फ़िक़ः 
फिरदौस 
फुर्क़ान 
बरकत 


बनी इस्राईल 
बैअत 


बैतुल मुक्रहस 


मन्न 


मशूअर-ए-हराम 


मसह 
मस्जिद्‌ 


मस्जिद्‌-ए-अक््सा - 
मस्जिद-ए-हराम - 


मीकाईल 
मुश्रिक 
मुनाफ़िक़ 


मुत्तक़ी 


अल्लाह का संदेशवाहक । नबी । रसूल । 

धमदिश । किसी कर्म के उचित या अनुचित होने के संबंध में इस्लामी 
धर्माचार्य के द्वारा इस्लामी शास्त्रों के अनुसार दी गई व्यवस्था । 

देवदूत जो पुण्यवान और पापमुक्त होते हैं, अल्लाह जो आदेश देता है वे 
उसका पालन करते हैं । 

इस्लामी -विधान शास्त्र । 

स्वर्ग । उद्यान । 

सत्य और असत्य का प्रभेदक । पवित्र कुर्‌आन । 

बढ़ोत्तरी । समृद्धि । 

इस्राईल की संतान । (इस्राईल' शब्द भी देखे) 

बिक जाना । धर्मगुरु के हाथ पर हाथ रख कर उसका आनुगत्य स्वीकार 
करना । 

येरुशेलम में स्थित एक पवित्र उपासना स्थल जिसे मस्जिद-ए-अक्सा भी 
कहा जाता है । 

तुरंजबीन । बिना परिश्रम के मिलने वाली चीज़ । अल्लाह की ओर से 
बनी इस्राईल को उनके बे-घरबार होने की अवस्था में मिलने वाला 
खाद्यविशेष । 

मक्का का वह स्थान जहाँ पर हज्ज करने वालें कुर्बानी देते हैं, सिर 
मुंडवाते हैं और अल्लाह की उपासना करते हैं । 

मलना । तयम्मुम करते हुए पवित्र मिट्टी से हाथों और मुँह को मलना । 
मुसलमानों का उपासना गृह । 

दूरवर्ती मस्जिद । येरुशेलम में स्थित पवित्र उपासना स्थल । 

सम्माननीय मस्जिद । खाना का बा जो मक्का में स्थित है । 

एक फरिश्ता, जिस का काम प्रायः सांसारिक उन्नति के साधन उपलब्ध 
करना है । 

शिर्क करने वाला । अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को उपास्य मान कर उसे 
अल्लाह का समकक्ष ठहराने वाला व्यक्ति । 

कपटाचारी । वह व्यक्ति जो ईमान लाने का प्रदर्शन तो करे परंतु दिल से 
उसका अस्वीकार करने वाला हो । 

निष्ठापूर्वक अल्लाह की आज्ञा का पालन करने वाला और हर काम को 
करते समय अल्लाह का भय मन में रखने वाला व्यक्ति । धर्मपरायण । 


- ।3]3 - 


मुबाहलः 


मुहाजिर 
मे'राज 


मोमिन 


यहूदी 
याजूज-माजूज 
रब्ब 

रहमान 

रहीम 

रसूल 

रज़ियल्लाहु अन्हु/ 
अन्हा 


रहिमहुल्लाहु 
तआला 
राहिब 
रिसालत 
रुकू 

रुकू 


रूह 
रूह-उल-कुदुस 
रूह-उल-अमीन 


रोज़ : 


लानत 


एक दूसरे को शाप देना । इस्लामी धर्मविधान के अनुसार किसी विवादित 
धार्मिक विषय को अल्लाह पर छोड़ते हुए एक दूसरे को शाप देना कि जो 
झूठा है उस पर अल्लाह की ला नत हो । 

स्वदेश को छोड़ कर अन्य स्थान में बसने वाला व्यक्ति । प्रवासी । 
आध्यात्मिक उत्थान । अल्लाह की ओर हज़रत मुहम्मद सल्ल. की 
अलौकिक यात्रा जो सशरीर नहीं हुई । 

अल्लाह, फ़रिश्तों, रसूलों, ईश्वरीय ग्रंथों और पारलौकिक जीवन पर 
विश्वास करने वाला निष्ठावान्‌ व्यक्ति । 

हज़रत मूसा अलै. का अनुयायी । 

अंत्ययुग में उत्पन्न होने वाली दो महाशक्तियाँ । 

प्रतिपालक । अल्लाह का गुणवाचक नाम । 

बिन मांगे देने वाला । अल्लाह का एक गुणवाचक नाम । 

बार बार दया करने वाला । अल्लाह एक गुणवाचक नाम । 

अल्लाह का भेजा हुआ अवतार, दूत । (देखें नबी की परिभाषा भी) 
अल्लाह उन पर प्रसन्न हो । हज़रत मुहम्मद सल्ल. के पुरुष सहाबियों के 
नाम के बाद 'रज़ियल्लाहु अन्हु! और महिला सहाबियों के नाम के बाद 
'रज़ियल्लाहु अन्हा' वाक्य प्रयुक्त होता है । 

उन पर अल्लाह की कृपा हो । यह वाक्य दिवंगत महापुरुषों के नाम के 
बाद प्रयुक्त होता है । 

सन्यासी । वह ईसाई पुरुष जो सांसारिक सुखो से निवृत्त हो चुका हो । 
अवतारत्व, दूतत्व, पैगम्बरी । 

झुकना । नमाज़ में घुटनों पर हाथ रखकर झुकने की अवस्था । 

पवित्र कुरआन की सूरतों के अंतर्गत आयत समूहों भाग । कुर्‌आन में 
कुल 540 रुकू हैं । 

आत्मा । 

पवित्रात्मा । ईशवाणी लाने वाला फ़रिश्ता । 

जिन्रील, जो ईशवाणी लाने वाले फरिश्ता हैं । 

उपवास । इस्लामी धर्म विधान के अनुसार पौ फटने से लेकर सूर्यास्त 
होने तक बिना खाये-पिये और वासनाओं को त्याग करके प्रार्थनाओं में 
समय बिताना । 

अभिशाप, अमंगल कामना । 


- ।3]4 - 


वसीयत 
वह 


शरीयत 


शहीद 

शिर्क 

शैतान 

सन्त 

सजदः 
सफ़ा-मरवा 
सलाम 


सलीब 
संगसार 


सल्लल्लाहु अलैहि 


व सललम 
सल्वा 
सहाबी 
साबी 


सामरी 


सिद्दीक़ 


इच्छापत्र, मृत्यु-लेख । आदेश । 

अल्लाह की ओर से प्रकाशित होने वाला संदेश या सूक्ष्म इशारा । 
ईश्वरीय ग्रन्थों का अवतरण वहई के द्वारा होता है । पवित्र कुरआन 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर वहइ के द्वारा ही उतरा है । 

इस्लामी धर्मविधान । 

साक्षी । अल्लाह के लिए जान देने वाला । हर एक बात का ज्ञान रखने 
वाला, निरिक्षक । अल्लाह का एक गुणवाचक नाम । 

अल्लाह के बदले दूसरे को उपास्य मानना, किसी को अल्लाह का 
समकक्ष ठहराना । 

पापों की प्रेरणा देने वाला, अल्लाह से दूर ले जाने वाला । 

शनिवार । यहूदियों के साप्ताहिक उपासना का दिन । 

आज्ञापालन करना । नमाज़ पढ़ते समय धरती पर माथा रखकर उपासना 
करने की दशा । 

मक्का में खाना का बा के पास की दो पहाडिया । हज्ज और उमर: करते 
समय इन दो पहाड़ियों के बीच सात चक्कर लगाए जाते हैं । 

शांति और आशीर्वाद सूचक अभिवादन । मुसलमान परस्पर ''अस्सलामु 
अलैकुम'' कहकर अभिवादन करते हैं जिसका अर्थ यह है कि तुम पर 
शाति अवतरित हो । 

सूली, जिस पर लटका कर मृत्युदंड दिया जाता था । 

मृत्युदंड देने की एक विधि, जिसमें अपराधी की पत्थर मार-मार कर 
हत्या की जाती थी । 

उनपर अल्लाह की कृपा और शांति अवतरित हो । हज़रत मुहम्मद सल्ल. 
के लिए मंगलकामना करते हुए आपके नाम के साथ यह वाक्य कहा 
जाता है । 

शहद । बटेर प्रजाति की एक पक्षी जो अल्लाह की ओर से बनी इस्राईल को 
उनके बे-घरबार होने की अवस्था में भोजन के रूप में मिली थी । 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. के वे अनुगामी जिन्हें आपकी संगति प्राप्त हुई । 
नक्षत्र पूजक । धर्म का अस्वीकारी । 

बनी इस्राईल को धर्मभ्रष्ट करने वाला एक व्यक्ति जिसे हज़रत मूसा अलै. 
ने अभिशाप दिया था । 

अपने कर्म से अपनी बात को सत्य सिद्ध करने वाला । सत्यभाषी । 


- ]3]5 - 


सूरः / सूरत 
हज़रत 
हक़ महर / महर 


हराम 
हलाल 
हज्ज 


हज्जे अकबर 
हवारी 
हदीस 
हिजरत 


हिदायत 


अलै. 
अलैहा. 


रज़ि. 


जि 


रहि. 


सल्ल. 





पवित्र कुर्‌आन का अध्याय । पवित्र कुरआन में 4 अध्याय हैं । 

श्रद्धेय व्यक्तियों के नाम से पूर्व सम्मानार्थ लगाया जाने वाला शब्द । 
स्त्रीधन । वह धन जिसे विवाह के समय पुरुष अपनी पत्नी को देने की 
प्रतिज्ञा करता है । यह धन स्त्री की निजी सम्पत्ति होती है । पुरुष की 
आय के अनुरूप हक़ महर तय होता है । निकाह के समय सार्वजनिक 
रूप से इसकी घोषणा की जाती है । 

इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार अवैध । 

इस्लामी धर्मशास्त्रानुसार वैध । 

इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ और एक विशेष उपासना । जिसे 
जुल्हज्ज महीना की निश्चित तिथियों में मक्का में जाकर खाना का बा 
की परिक्रमा तथा अरफ़ात मैदान आदि स्थानों में उपस्थित होकर पूरा 
किया जाता है । 

मक्का विजय के उपरांत इस्लामी अनुशासन के अधीन होने वाला पहला 
हज्ज । 

सहायक, साथी । हज़रत ईसा अलै. के साथी । 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. की उपदेशावली जिन्हें कुछ वर्षों के पश्चात इकट्ठा 
करके ग्रंथबद्ध किया गया । इन में से छः विश्वसनीय हदीस ग्रंथों को 
'सहा सित्ता' कहा जाता है । इनके अतिरिक्त और भी हदीस के ग्रंथ हैं । 
देशांतरण । हज़रत मुहम्मद सल्ल. के मक्का से मदीना आ जाने की 
घटना हिजरत के नाम से ख्यात है । 

सन्मार्ग प्राप्ति । 


संक्षिप्त रूप 


अलैहिस्सलाम 
अलैहस्सलाम 

रज़़ियल्लाहु अन्हु 
रज़ियल्लाहु अन्हा 
रहिमहल्लाहु तआला 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


. अन्हा 


- ।3]6- 


विषय सूची 


शीर्षक 
अ 
अल्लाह तआला 
मनुष्य की प्रकृति में ही अल्लाह के अस्तित्व का 
प्रमाण है 


अल्लाह के चार प्रमुख गुणवाचक नाम : रब्बुल 
आलमीन (समस्त लोकों का रब्ब), अर-रहमान 
(बिन माँगे देने वाला), अर-रहीम (बार-बार दया 
करने वाला), मालिके यौमिद्दीन (कर्मफल दिवस 
का स्वामी) 

अल्लाह एक है 


अल्लाह का कोई साझीदार नहीं 


वही आदि, वही अंत, वही प्रकाश्य, वही 
अप्रकाश्य है 

केवल अल्लाह की सत्ता अनश्वर है 

केवल वही उपासना करने योग्य है 

अल्लाह आकाशों और धरती का प्रकाश है 

अल्लाह का साम्राज्य धरती और आकाश पर 
व्याप्त है 

सभी साम्राज्य उसीके अधीनस्थ हैं 

धरती और आकाश की प्रत्येक वस्तु अल्लाह को 
सजदः करती है 

प्रत्येक वस्तुत पर अल्लाह स्थायी सामर्थ्य रखने 
वाला है 

अल्लाह अपने निर्णय पर सामर्थ्य रखता है 

अल्लाह जो चाहता है करता है 


संदर्भ 


अल बक़रः 

अल आ'राफ़ 
लुक़मान 

अल फ़ातिह: 


अल बक़रः 
आले इम्रान 
आले इम्रान 
अल इख्लास 
अल अन्‌आम 
अत तौबः 
अल फुर्क़ान 
अल हदीद 


अर रहमान 

अल फ़ातिहः 
अन नूर 

अल बक़रः 


अल मुल्क 
अर राद 


अल बकर: 


यूसुफ़ 
अल हज्ज 


आयत सं. 


29 
I73 


2-4 


64 
9 
63 


64 
3] 


27,28 


36 
256 


2] 


22 
5 


पृष्ठ 


305 
788 


42 

89 

99 
]302 
263 
34] 
672 
I082 


]062 


66] 
72 


44 
450 


424 
620 





- 3]7 - 


अल्लाह के 'ज़िल मआरिज'' (ऊँचाइयों वाला) 
होने की वास्तविकता 

वह धरती और आकाश की सृष्टि से नहीं थकता 
अल्लाह की कृपा प्रत्येक वस्तु पर छाई है 

अल्लाह स्वयं अपने रास्तों की ओर मार्गदर्शन 


करता है 


अल्लाह की ओर जाने के लिए कठिन परिश्रम की 


आवश्यकता 


शीर्षक 


अल्लाह रसूल चुनता रहता है 


अल्लाह और उसके रसूल सदा विजयी होते हैं 
अल्लाह मोमिनों की अवश्य सहायता करता है 
अल्लाह के रहमान गुणवाचक नाम के संपूर्ण 
द्योतक हज़रत मुहम्मद सल्ल. हैं 

सब सुंदर नाम अल्लाह ही के हैं 


अल-हय्यु (सदा जीवित रहने वाला), अल-क्रय्यूम 
(स्वयं पतिष्ठित) 

मलिक (सम्राट), कुूस (पवित्र), सलाम 
(सलामती), मु'मिन (शांतिदायक), मुहैमिन 
(निरीक्षक), अज्ीज़ (पूर्ण प्रभुत्व वाला), जब्बार 
(बिगड़े काम बनाने वाला) और मुतकब्बिर 


(महिमावान) 


ख़ालिक़ (सृष्टिकर्ता), बारी (सृष्टि का आरंभ 
करने वाला), और मुसब्विर (आकृतिदाता) 

केवल ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को ही जोड़े की 
आवश्यकता नहीं अन्यथा सारी सृष्टि को जोड़े की 


आवश्यकता है 


अल्लाह अकेला, उसको किसी की आवश्यकता 
नहीं, न उसने किसी को जना और न वह जना 
गया, उसका कोई समकक्ष नहीं 


अल्लाह जैसा कोई नहीं 


अल्लाह के विधान में कोई परिवर्तन नहीं होता 


संदर्भ 
सूरः परिचय 
अल अहक़ाफ़ 


अल आ'राफ़ 
अल अन्कबूत 


अल इन्शिक़ाक़ 
अल हज्ज 
अल मुजादल: 
अर रूम 
सूरः परिचय 
अल आ राफ़ 
अल हश्र 


अल बकर: 


अल हश्र 


अल हश्र 


स्रः परिचय 


A 


9 


अल इृख़्लास 


अश शूरा 
बनी इस्राईल 
फ़ातिर 


आयत सं. 


34 
I57 
70 


76 
22 
48 


8] 
25 
256 


24 


25 


2-5 


78 
44 


पृष्ठ 
6] 


992 
300 
764 
I235 
632 
I096 
775 
596 
306 
II05 


72 


]04 


II05 


846 


]302 


944 
529 
844 





शीर्षक 
अल्लाह को आँखें पा नहीं सकतीं, हाँ वह स्वयं 
आँखों तक पहुँचता है 
अल्लाह मनुष्य के प्राणस्नायु से अधिक निकट है 
अल्लाह दुआ सुनता है 
ज्ञान के बल पर अल्लाह के अंत को नहीँ पाया 
जा सकता 
केवल अल्लाह ही अदृश्य ज्ञाता है 
वह दृश्य अदृश्य का ज्ञाता है 
वह दिल के रहस्यों और धरती और आकाशों के 
रहस्यों को जानता है 
उससे कण भर कोई वस्तु छुपी नहीं रहती 
जीवन और मरण केवल अल्लाह के अधीन है 
समग्र सृष्टि को अल्लाह ही जीविका प्रदान करता है 
मनुष्य के बदले नई सृष्टि लाने पर अल्लाह समर्थ है 
अल्लाह की विवेकशीलता और कुदरत कोई 
लिपिबद्ध नहीं कर सकता 
अल्लाह प्रत्येक दोष से पवित्र है 


अल्लाह संतान (की आवश्यकता) से पवित्र है 


अल्लाह प्रजनन व्यवस्था से पूर्णतः पवित्र है 
उसकी न कोई पत्नी है न कोई पुत्र 
अल्लाह तआला न भटकता है न भूलता है 
अल्लाह को न ऊँघ आती है न नींद 
अल्लाह थकान से पवित्र है 


अल्लाह को भोजन की आवश्यकता नहीं 
अनेकेश्वरवाद 
(अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्यों का खंडन) 
अल्लाह का साझीदार ठहराने वालों को वह कदापि 
क्षमा नहीं करता 


संदर्भ 
अल अन्‌आम 


क़ाफ़ 
अल बकर: 
ताहा 


अन नम्ल 
अल हश्र 
आले इम्रान 


यूनुस 
अल हिज्ज 

अल अन्कबूत 
इब्राहीम 

सूरः परिचय 


अल बक़रः 
अल बक़रः 
बनी इस्राईल 
अल बक़रः 
अन निसा 
अल अन्‌आम 
सूरः परिचय 
अल जिन्न 
ताहा 
अल बक़रः 
अल बक़रः 
क़ाफ़ 
अल अनूआम 


अन निसा 


आयत सं. 
I04 


]87 
II 


66 
23 
30 


62 
24 
6l 
20 


3] 
33 
44 
I7 
I72 
I0I 


53 
256 
256 

39 

IS 


49, 7 


पृष्ठ 
248 


I023 
49 
590 


724 
04 
92 


38] 
475 
762 
464 
780 


]82 
247 
536 
II75 
58] 
72 
73 
I025 
227 


]49,68 





- ।3]9 - 


शीर्षक 
अल्लाह के सिवा जिनकी उपासना की जाती है वे 
कुछ पैदा नहीं कर सकते बल्कि स्वयं पैदा किए 
गए हैं और वे मुर्दे हैं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य कहीं से कोई 
जीविका प्रदान करने की शक्ति नहीं रखते 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य और उनके उपासक 
नरक के ईधन हैं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्यों के बारे में कोई भी 
तर्क नहीं है 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य एक मक्खी तक पैदा 
नहीं कर सकते बल्कि मक्खी से भी अधिक असहाय 
हैं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य मकड़ी के जाले के 
समान कमज़ोर हैं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य किसी चीज़ के भी 
स्वामी नहीं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य अल्लाह के इरादे 
को बदल नहीं सकते 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य क़यामत तक किसी 
बात का उत्तर नहीँ दे सकते 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य स्वयं अपनी 
सहायता करने भी में समर्थ नहीं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य वस्तुतः कुछ 
काल्पनिक नाम हैं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य किसी का कष्ट 
निवारण नहीं कर सकते 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य मिथ्या के सिवा 
कुछ नहीं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य खजूर की गुठली की 
झिल्ली के भी स्वामी नहीं 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य किसी बात का 
निर्णय नहीं कर सकते 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य क़यामत के दिन 


संदर्भ 
अन नहूल 
अल फ़ुर्क़ान 
अन नहूल 
अल अन्कबूत 
अल अम्बिया 
अल हज्ज 


अल हज्ज 


सूरः परिचय 
अल अन्कबूत 


सबा 
अज़ ज़ुमर 
अल अहक्राफ़ 


अर राद 
अल अम्बिया 


यूसुफ़ 
बनी इस्राईल 
अल हज्ज 
लुक़मान 
फ़ातिर 


अल मु'मिन 


अल मु'मिन 


(आयत सं. 
24;22 
4 
74 
I8 
99 


72 


74 


42 


23 


39 


IS 


44 


4] 


57 


63 


3] 


2] 


74,75 


पृष्ठ 
49] 
672 
500 
754 
6lI 
63| 


63| 


6]6 
758,759 


825,826 
898 
985 
450 
603 
429 
525 
629 
787 
838 


9]2 


922 





- ।320 - 


शीर्षक 
अपने उपासकों से खो जाएँगे 
अल्लाह के सिवा दूसरे उपास्य किसी लाभ-हानि 
पहुँचाने की शक्ति नहीं रखते 


अर्श 
अर्श पर स्थित होने का अर्थ 
फ़रिश्ते उसके अर्श के वातावरण को घेरे हुए हैं 
क़यामत के दिन आठ फ़रिश्तों ने अर्श को उठाया 
हुआ होगा 
पानी पर अर्श स्थित होने से तात्पर्य 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का निर्मल हृदय अल्लाह का 
वास स्थान है 
फ़रिश्तों का अर्श को उठाने का तात्पर्य 

अदृश्य विषय (गैब) 
अल्लाह अपने रसूलों पर ही अदृश्य विषय प्रकट 
करता है 
ब्रह्माण्ड के गुप्त रहस्यों पर से सर्वज्ञ अल्लाह ही 
पर्दा उठा सकता है 
अतीत के बारे में जानकारी 
अवतरण (नुजूल) 
'नुज्ूल' शब्द का जो अनुवाद लोग करते हैं उसकी 
दृष्टि से यह मानना पड़ेगा कि लोहा आकाश से 
बरसा है 
लोहा का उतारा जाना 
कुरआन का उतारा जाना 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का 
एक अनुस्मारक और रसूल के रूप में अवतरण 
मवेशियों का उतारा जाना 
वस्त्र का अवतरण 
अंत्ययुगीन 

अंत्ययुगीनों में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम का आविर्भाव 


संदर्भ 


अल माइदः 
अल अनूआम 


यूनुस 


अल हदीद 
अज़ ज़ुमर 
अल हाक़क़: 


हद 
सूरः परिचय 


टीका 


आले इम्रान 
अल जिन्न 
सूरः परिचय 


अल हदीद 
अद दहूर 
अत तलाक 


अज़ ज़ुमर 
अल आ राफ़ 


अल जुमुअ: 
टीका 
सूरः परिचय 


आयत सं. 


TT 
72 
I9 


5 
76 


8 


8 टीका 


I80 
27,28 


26 
24 
I],]2 


27 


पृष्ठ 
209 
240 
372 
I082 
906 


I57 


395 
907 


907 
I26 
II78 
445 
4]9 
I080 
I088 
I99 


34 


892 
272 


II8 


II26 





- 32] - 


शीर्षक 

अंत्ययुगीनों के एकत्र होने का दिन खरे-खोटे में 
प्रभेद करने का दिन होगा 
धर्मसेवा के लिए अत्यधिक अर्थदान करने का समय 
पीड़ित अहमदियों को आग में जलाये जाने के बारे 
में भविष्यवाणी 
अंत्ययुगीन मुसलमानों की भारी संख्या की 
मुनाफ़िक़ों के साथ समानता 
परवर्ती काल के मुसलमानों के बारे में भविष्यवाणी 
कि व्यापार के लिए वे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को अकेला छोड़ देंगे 

अहले किताब 
अहले किताब को ईमान लाने का निर्देश 
अल्लाह और उसके रसूल तथा उसकी शिक्षाओं पर 
कई अहले किताब का ईमान लाना 
कई अहले किताब का रात्रि के समय उपासना करना 
कई अहले किताब का पुण्यकर्म करना 
कई अहले किताब का अमानतदार होना और 
कइयों का बेईमान होना 
अहले किताब से दृढ़ वचन लिया गया है कि 
अपनी पुस्तकों की सच्चाइयों को न छुपायें 
अहले किताब के प्रत्येक संप्रदाय में से कुछ लोग 
मसीह की मृत्यु से पूर्व उन पर अवश्य ईमान लायेंगे 
अहले किताब को साँझा सिद्धांत पर सहमत होने 
का आह्वान 
अहले किताब पर कुरआन अवतरण के प्रभाव 
अहले किताब की तुलना में यह नबी और इसके 
अनुयायी इब्राहीम अलै. के अधिक निकट हैं 
नबियों से अहले किताब की अनुचित मांगें 
अहले किताब का ऐसी कुर्बानी का चिह्न माँगना 
जिसे आग खा जाये 
अहले किताब का कर्म और विश्वास 
अहले किताब का धर्म में अतिशयोक्ति और भूल 
विश्वास 


संदर्भ 
सूरः परिचय 


: परिचय 
: परिचय 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


अन्‌ निसा 
आले इम्रान 


आले इम्रान 
आले इम्रान 
आले इम्रान 
आले इम्रान 
अन निसा 


आले इम्रान 


अल्‌ बय्थिनः 
आले इम्रान 


अन निसा 
आले इम्रान 


अन निसा 


आयत सं. 


48 
200 


4 
II5 
76 

I88 
I60 


65 


2-6 
69 


I54 
84 


I72 


पृष्ठ 
II26 


II26 
I238 


I22 


II7 


]49 
3 


II 
II 
I02 
I28 
I79 


I00 


I278 
I0I 


[77 
]27 


82 





- ।322 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 


सत्य को मिथ्या के साथ मिलाकर सत्य को| आले इम्रान 72 I0I 
छिपाना 

अल्लाह के चिह्नों का इनकार आले इम्रान 7 I0I 
अहले किताब के बड़े अपराध अन निसा [|।56-58| [77,78 
अहले किताब का इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र 


मुसलमानों को कोई भलाई मिलने को अप्रिय| अल बकर: I06 28 
जानना 


लोगों को इस्लाम स्वीकार करने से रोकना आले इम्रान I00 I08 

मुसलमानों को पथभ्रष्ट और विधर्मी बनाने का| अल बकर: II0 29 

षड्यंत्र आले इप्रान 70 I0I 
आले इम्रान 7] I0] 

अहले किताब के साथ व्यवहार 

अहले किताब की महिलाओं से विवाह करने की| अल माइदः 6 I89 

अनुमति 

अहले किताब के हाथ का पका हुआ भोजन खाने | अल माइदः 6 I89 

की अनुमति 


गैर मुस्लिम प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सद्‌-| अल मुम्तहिनः | 9 टीका | ।।09 
व्यवहार की शिक्षा 


अर्थ-व्यवस्था 

तुम्हारे धन में माँगने वालों और न माँगने वाले| अज़ ज़ारियात 20 I030 

ज़रूरतमंदों का भी हक़ है 

धन केवल धनिकों के बीच चक्कर न खाता रहे अल हश्र 8 II00 

ब्याज लेने से बचने की शिक्षा अल बक़रः 279 80 

अर रूम 40 774 

आले इप्रान I3] II5 

जुआ, मूर्तिपूजा और तीर चलाकर भाग्य जानने| अल माइदः 9] 23 

की मनाही 

व्यापार के द्वारा लाभ कमाना उचित है अन निसा 30 43 

वर्तमान कालीन व्यापार का विश्लेषण सूरः परिचय I230 

ख़र्च करने में मध्यमार्ग अपनाने की शिक्षा अल फुर्क़ान 68 682 

धन के प्रति लालायित लोगों के लिये चेतावनी सूरः परिचय I29I 


दूसरों की धन-संपत्ति को हथियाने के लिये| अल बक़रः I89 50 
अधिकारियों को रिश्वत देने की मनाही 





- ।323 - 


शीर्षक 

अहंकार 
अहंकारी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा 
इब्लीस अहंकार के कारण आदम के लिए सजदः 
नहीं किया 
अहंकार के कारण नबियों का इनकार किया जाता है 
अहंकार के कारण बनी इस्राईल ने नबियों का 
इनकार किया 
फ़िरऔन का अहंकार 
अहंकारियों का ठिकाना नरक है 


अहंकारियों के दिलों पर अल्लाह की मुहर 
अनाथ 
अनाथ पर सख्ती न की जाये 
निकट-सम्पर्कीय अनाथ की विशेष रूप से 
ख़बरगीरी करने का आदेश 
अनाथ स्त्रियों से विवाह 
अनाथों के अधिकार और संपत्तियों को वापस करें 
अमानत और ईमानदारी 
अमानत को उसके हक़दार के सुपुर्द करना चाहिए 


मोमिन अपनी अमानतों का ध्यान रखते हैं 
अल्लाह ख़यानत करने वालों से प्रेम नहीं करता 


माप-तौल सही होना चाहिए 
लोगों को उनके प्राप्य से कम चीज़ें न दिया करो 
अनाथों के अच्छे धन को निकृष्ट धन से न बदलो 
परस्पर धोखाधड़ी करके एक दूसरे के धन को न 
खाओ 

आ 

आज्ञाकारिता 

अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञाकारिता 
रसूल इस उद्देश्य से भेजे जाते हैं कि अल्लाह के 


संदर्भ 


अल आ'राफ़ 
अल बक़रः 
साद 
अल आ'राफ 
अल बक़रः 


अल क़सस 
अन नहल 
अज़ जुमर 
अल मु'मिन 


अज़ जुहा 
अल बलद 


अन निसा 
अन निसा 


अल बक़रः 
अन निसा 
अल मआरिज 
अल मु'मिनून 
अल अन्फ़ाल 
अन निसा 
बनी इस्राईल 
अश शुअरा 
अन निसा 
अल बक़रः 


अल अन्फ़ाल 
अन्‌ निसा 


आयत सं. 


4] 
35 
75 
37 
88 


40 
30 
73 
36 


I5,]6 


34 


284 
59 
33 


59 
I08 
36 
84 


I89 


47 
65 


पृष्ठ 


275 


887 
274 
23 


739 
492 
905 
9]6 


I265 
I257 


33 
33 


83 
I5l 
I65 
636 
३327 
I66 
522 
703 
33 
50 


325 
53 





- 324 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
आदेशानुसार उनकी आज्ञा का पालन किया जाये 


हज़रत मुहम्मद सल्ल. का आज्ञापालन वास्तव में| अन्‌ निसा 8 I57 
अल्लाह की आज्ञा का पालन करना है 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. का आज्ञापालन करना| आले इम्रान 32 92 
अल्लाह के प्रेमपात्र बनने का माध्यम है 

रसूल का आज्ञापालन हिदायत पाने का माध्यम है अन नूर 55 665 
अल्लाह और इस रसूल के आज्ञापालन के फलस्वरूप | अन निसा 70 I54 


सालेह (सदाचारी), शहीद और सिद्दीक (सत्यनिष्ठ) 
यहाँ तक कि नबी की उपाधि भी मिल सकती है 


अल्लाह और रसूल का आज्ञापालन करने वाले ही| अननूर 53 665 
सफलता प्राप्त करेंगे 
अल्लाह और रसूल के आज्ञापालन के फलस्वरूप | अन निसा 4,।5 | 37,38 


परकालीन पुरस्कार, और अवज्ञा करने के 
फलस्वरूप दंड मिलेगा 


अल्लाह और रसूल के आज्ञापालन के पश्चात्‌| अन निसा 60 I5] 
शासकों का आज्ञापालन 
आत्मा (रूह) 

आत्मा संचार अल्लाह के आदेश से होता है बनी इस्राईल 86 530 

आत्मा के बारे में मनुष्य का ज्ञान बहुत कम है बनी इस्राईल 86 530 

आत्मा ईश्वरादेश के सिवा कुछ नहीं सूरः परिचय 5]4 

आत्मा (वाणी) संचार अल हिज्र 30 476 
साद 73 887 

लैलतुल क़॒द्र में रूह-उल-कुदुस (पवित्र आत्मा) | अल कद्र 5 I276 

का अवतरण 

रूह-उल-अमीन /रूह-उल-कुदुस ने कुरआन| अन नहूल I03 506 

करीम को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व| अश शुअरा I94 704 


सल्लम के दिल पर उतारा है 
रूह-उल-कुदुस के द्वारा मरियम के पुत्र मसीह का| अल बक़रः |88, 254 | 23, 72 


समर्थन अल माइदः III 2I9 
रूह-उल-कुदुस के द्वारा सहाबा का समर्थन टीका I097 
अपनी जान को मारने का अभिप्राय अल बक़रः 55 I4 

मनुष्य-आत्मा की तीन अवस्था :- 

नफ़्से अम्मारा (पाप की ओर प्रवृत्त आत्मा) यूसुफ़ 54 433 





- 325 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
नफ़्से लव्वामा (कुकर्म पर स्वयं को धिक्कारने| अल क्रियाम: 3 I92 
वाली आत्मा) 
नफ्से मुत्मइन्ना (अल्लाह से संतुष्ट आत्मा) अल फ़ज़ 28-3] | 254 
टीका 
आत्मा की शुद्धि के फलस्वरूप सफलता प्राप्ति अश शम्स I0,I] | I259 
आरोप 
बैअत के समय महिलायें प्रतिज्ञा करें कि वे| अल मुम्तहिनः I3 III 
मिथ्यारोप नहीं लगायेंगी 
सतवंती स्त्रियों पर मिथ्यारोपण करने वाला यदि| अननूर 5 653 
चार साक्ष्य प्रस्तुत न कर सके तो उसका दंड 
अस्सी कोड़े हैं 
मिथ्यारोप लगाने वालों के लिए इहलोक और अन नूर 24 657 
परलोक में लानत और अज़ाब है 
हज़रत मरियम पर यहूदियों का आरोप अन निसा I57 I78 
आवागमन 
अनस्तित्व से अस्तित्व में आना सूरः परिचय 446 
मनुष्य अपने जन्म से पूर्व कुछ भी न था अद दहूर 2 II97 
मरियम I0 562 
मरियम 68 570 
आचरण 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. सर्वोत्तम आचरण के धनी थे | अल क़लम 5 I50 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. अपने अनुयायिओं के लिए| अल अहज़ाब 22 804 
उत्तम आदर्श हैं 
E 
इज़्ज़त वाले महीने 
अल्लाह के निकट इज़्ज़त वाले महीने चार हैं अत तौबः 36 342 
सम्माननीय महीनों का अपमान न करो अल माइदः 3 I87 
इज़्ज़त वाले महीनों में युद्ध करना घोर अपराध है अल बक़रः 2]8 | 57, 58 
इज़्ज़त वाले महीनों में प्रतिरक्षात्मक युद्ध की| अल बक़रः I95 5] 
अनुमति 
इस्लाम 
इस्लाम की वास्तविकता अल बक़रः I3 30 
अल अन्‌आम |।63,64| 263 





- ।326 - 


शीर्षक 
अल्लाह के निकट वास्तविक धर्म इस्लाम ही है 
अब इस्लाम ही स्वीकार्य धर्म है 
इस्लाम से बेहतर और कोई धर्म नहीं 
शरीअत (धर्म-विधान) की पूर्णता 
अल्लाह जिस को हिदायत देना चाहता है उसे इस्लाम 
स्वीकार करने के लिए हार्दिक संतुष्टि प्रदान करता है 
इस्लाम धर्म चिरकाल तक जीवित रहेगा और मानव 
समाज को सीधे रास्ते पर स्थित करता रहेगा 
जिसने इस्लाम (अर्थात्‌ आज्ञाकारिता) स्वीकार 
किया वही हिदायत पाने का हकदार है 
इस्लाम स्वीकार करना वास्तव में एक सशक्त कड़े 
को पकड़ना है 
जो इस्लाम स्वीकार करता है वह अल्लाह की ओर 
से प्रकाश पर स्थित होता है 
इस्लाम स्वीकार करने की अवस्था में मरने का अर्थ 
इस्लाम में पूर्ण रूप से प्रवेश करने का आदेश 
इस्लाम में प्रवेश करना वास्तव में स्वयं का उपकार 
करना है 
पूर्ववर्ती नबियों का भी धर्म इस्लाम ही था 
इस्लाम की विशेषता 
इस्लाम एक संपूर्ण धर्म है 
इस्लाम विश्वव्यापी धर्म है 


इस्लाम जाति और वर्ण भेद को समाप्त करता है 
इस्लाम में खिलाफ़त का वादा 
इस्लाम में विचार-विमर्श व्यवस्था 


नेकी और तक़वा में सहयोग करना चाहिए, 

सुंदरता और पवित्रता हराम नहीं 

इस्लाम के मौलिक विश्वास 

इस्लाम के मौलिक विश्वासों का उल्लेख सूरः अल 
बक़र: में है 


संदर्भ 
आले इम्रान 
आले इम्रान 
अन निसा 
सूरः परिचय 
अल अन्‌आम 


सूरः परिचय 


आले इम्रान 
अल जिन्न 
लुक़रमान 


अज़ ज़ुमर 


आले इम्रान 
अल बक़रः 
अल हुजुरात 


अश शूरा 


अल माइदः 
अल आ'राफ़ 
सबा 
टीका 
अल हुजुरात 
अन नूर 
अश शूरा 
आले इम्रान 
अल माइदः 
अल आ'राफ़ 


सूरः परिचय 


(आयत सं. 
20 
86 
I26 


I26 


2] 
IS 
23 


23 
03 


209 
8 


I59 
29 


56 
39 
I60 


33 


पृष्ठ 
89 
05 
I69 


253 
I277 
90 
]77 
786 
896 
I09 
55 
I09 
945 
I88 
30] 


827 


I08 
666 


I22 
]87 
273 





- |327 - 


शीर्षक 
अल्लाह,फ़रिश्ते,सब नबियों और समस्त पुस्तकों 
पर विश्वास करना 


परलोक पर विश्वास 
प्रत्येक देश और जाति में अल्लाह के रसूल आये हैं 


धर्म के मामले में जबरदस्ती करना अनुचित है 


शत्रु से भी न्याय करने की शिक्षा 

दूसरे धर्मानुयायिओं से न्याय करने की शिक्षा 
शांतिप्रिय गैर मुस्लिमों से न्याय करने की शिक्षा 
अन्यायपूर्ण युद्धों का उन्मूलन 

“मुसलमान नाम स्वयं अल्लाह ने रखा है 

मुस्लिम शब्द पर किसी का एकाधिकार नहीं 
तुम्हें सलाम कहने वाले को काफिर न कहो 

कोई जान किसी और का बोझ नहीँ उठायेगी 

जो निष्ठापूर्वक अल्लाह को ढूँढेंगे चाहे वे किसी भी 
धर्म के अनुयायी हों अंततोगत्वा अल्लाह उनका 
इस्लाम और सन्मार्ग की ओर मार्गदर्शन करेगा 

यदि मुश्रिक शरण माँगे तो उसे शरण दी जाये 
जातियों में मतभेद होने की स्थिति में उनमें संधि 
कराने की व्यवस्था 

अपनी सुरक्षा करने का निर्देश 

मोमिनों को छोड़कर काफिरों को मित्र बनाना 
उचित नहीं 

अल्लाह की आयतों के साथ उपहास करने वालों 
के साथ न बैठो 

इस्लामी शिक्षा की विशेषता कि जीविका केवल 
हलाल ही नहीं अपितु पवित्र भी होनी चाहिए 
युद्ध-लब्ध धन का वैधीकरण 

अनुचित प्रश्‍न नहीं करना चाहिए 


संदर्भ 
अल बकर: 


अल बक़रः 
यूनुस 
फ़ातिर 
अल बक़रः 
अल आ'राफ़ 
यूनुस 
हद 
अल कहफ़ 
अल माइदः 
अल अनूआम 


अल मुम्तहिनः 
अल मुम्तहिनः 


अल हज्ज 
टीका 
अन निसा 
अल अनूआम 
सूरः परिचय 


अत तौबः 
सूरः परिचय 


अन निसा 
अन निसा 


अन निसा 
अल अन्‌आम 
अल बक़र: 
अल माइदः 
अल अन्फ़ाल 
अल माइदः 


आयत सं. 
286 


48 
25 
257 
89 
I00 
29 
30 


I09 


79 


95 
65 


72 
45 


4] 


I69 
89 
70 

I02 


पृष्ठ 
84 


379 
839 
73 
287 
389 
399 
544 
I9] 
249 
I09 
I09 
632 
633 
62 
263 
750 


335 
I03 


I55 
I75 


I73 
238 
44 
22 
330 
26 





- ।328 - 


शीर्षक 
इस्लाम की विश्वविजय 


इस्लाम के विरुद्ध युद्ध के उन्माद भड़काने वालों के 
हाथ काटे जाएंगे 

इस्लाम या मक्का का अपमान अथवा विनाश का 
इरादा रखने वालों का अंत ''अस्हाब-उल-फ़ील'” 
की भाँति होगा 

इस्लाम ने उन्नति करनी है, इसलिए शत्रु का उससे 
ईर्ष्या करना स्वभाविक है 

भविष्य में इस्लामी विजय का क्रम अन्तहीन होगा 
इस्लाम एक मध्यमार्गी धर्म है 

इस्लाम सहज धर्म है 


इस्लाम अल्लाह तक पहुँचने का सीधा रास्ता है 
अंत्ययुगीनों के समय इस्लाम की अवस्था 
पुनर्वार इस्लाम के सूर्योदय की भविष्यवाणी 
इस्लाम के पूर्ववर्ती युग और उत्तरवर्ती युग में 
कुर्बानियाँ करने वालों की तुलना 


ई 
ईर्ष्या 


ईसाई मत 
ईसाइयों के कई समूहों में बँटने की भविष्यवाणी 
हवारियों का नेमतों का थाल माँगना 
माइदः (भोज्य वस्तुओं का थाल) की वास्तविकता 
हज़रत मूसा अलै. और हज़रत ईसा अलै. की 
आध्यात्मिक यात्रा 
आरंभिक ईसाई एकेश्वरवाद की सुरक्षा के लिए 
जनपदों को छोड़कर गुफाओं में चले गये 


संदर्भ 
अत तौबः 
अर राद 
अल फत्ह 
अस सफ़्फ़ 
सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 
अल बक़रः 
अल्‌ बक़रः 
अल माइद: 
अल हज्ज 
अल अन्‌आम 


अल फ़लक़ 
अन निसा 
अल बक़रः 


सूरः परिचय 
अल माइद: 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


(आयत सं. 
33 
42 
29 
I0 


44 
I86 


79 
I54 


55 
II0 


I3 


पृष्ठ 
34] 
457 
I0]] 
4 
]30] 


I293 


]303 


I300 
38 
48 
I90 
632 
26I 


I258 
I069 


]304 
I50 


I85 
220 
85 
536 


536 





- ।329 - 


शीर्षक 
मसीह अलै. के जीवन काल में ईसाई नहीं बिगड़े 
ईसाइयों का कुत्तों से प्रेम करने का कारण 
ईसाइयों का दावा कि उनके सिवा कोई स्वर्ग में 
नहीं जाएगा 
यहूदी और ईसाई मत की सामुहिक चेष्टाओं का सार 
ईसाई मत का पतन 
ईसाइयों के उत्थान और पतन के कारण 
वस्तुतः आज काल्पनिक 98/75 को ईश्वरत्व का 
दर्जा दिया जाता है 
मसीह का ईश्वरत्व 


मसीह को ईशपुत्र मानना 
ईसाई अपनी शिक्षाओं का एक भाग भूल गये 
इनकी यहूदियों के साथ शत्रुता क़यामत तक रहेगी 
कई ईसाइयों का सच्चाई को पहचानना 
मोमिनों से प्रेम करने में ईसाई अधिक निकट 
इंजील के अनुयायी इंजील के अनुसार निर्णय करें 
सूरः अल इख्लास में ईसाई मत की भूल आस्थाओं 
का खंडन 
उ 

उत्तराधिकार (विरासत) 
उत्तराधिकार बंटन के नियम अल्लाह की ओर से 
निश्चित किये गये हैं 
उत्तराधिकार में पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं 
महिलाओं से जबरदस्ती उत्तराधिकार छीनने की 
मनाही 
मृत्यु के समय माता-पिता और सगे संबंधियों के 
लिए विशेष वसीयत 
किसी की वसीयत में परिवर्तन करना पाप है 
वसीयत करने वाले की भूल को सुधारना उचित है 
मृतक की वसीयत उसके ऋण चुकाने के बाद 
बाँटी जाएगी 


संदर्भ 
अल माइदः 
अल कहफ़ 
अल बक़रः 


: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 


4 श | श 


अल माइदः 
अल माइदः 
अल माइदः 
अत तौबः 
अल माइदः 
अल माइदः 
अल माइदः 
अल माइदः 
अल माइदः 
सूरः परिचय 


अन निसा 


अन निसा 
अन निसा 


अल बकर: 
अल बकर: 


अल बक़रः 
अन निसा 


(आयत सं. 

]।8 टीका 

23 टीका 
I2 


73-77 
I7 
74 
30,3] 
I5 
IS 
84 
83 
48 


8 
20 


8] 
]82 


83 
I2,]3 


पृष्ठ 
222 
543 


I305 
]302 
537 
537 


208-20 
22] 
209 
34] 
I92 
I92 
22 
2II 
202 

]302 


I35 


I35 
]39 


47 
47 


47 
]36,37 





- ।330 - 


शीर्षक संदर्भ 
उत्तराधिकार-बंटन के समय गरीबों, सगे-संबंधियों, | अन निसा 
अनाथों और दीन हीनों को भी कुछ देने का निर्देश 
उत्तराधिकार बंटन का विवरण अन निसा 
अन निसा 
उपहास 
किसी जाति या व्यक्ति का उपहास मत करो अल हुजुरात 
दूसरों के बुरे नाम रखना अल हुजुरात 
चाटुकारिता अल क़लम 
उम्मत 
(किसी धर्मानुयायिओं का समूह, समुदाय, संप्रदाय) 
पहले लोग एक ही संप्रदाय के रूप में थे अल बक़रः 
यूनुस 
यदि अल्लाह चाहता तो सब लोगों को एक ही| अल माइदः 
समुदाय बना देता 
प्रत्येक समुदाय के लिए एक समय निर्धारित है अल आ राफ़ 
प्रत्येक संप्रदाय का निर्णय उसकी अपनी पुस्तक| अल जासियः 
अर्थात धर्म विधान के अनुसार किया जाएगा 
इब्राहीम अलै. अपने आप में एक समुदाय स्वरूप थे| अन नहल 


प्रत्येक संप्रदाय में अल्लाह के रसूल आये हैं यूनुस 


प्रत्येक समुदाय में सतर्ककारी आये हैं फ़ातिर 
उम्मत-ए-मुहम्मदिय्या 

उम्मतों में सर्वश्रेष्ठ उम्मत आले इप्रान 

मध्यमार्गी संप्रदाय अर्थात सर्वश्रेष्ठ उम्मत अल बक़रः 

उम्मते मुहम्मदिय्या पर अल्लाह की बड़ी अनुकंपा आले इप्रान 

उम्मत में वहइ और ईशवाणी सदा जारी रहेंगी |हामीम अस सज्द: 

अल्लाह और हज़रत मुहम्मद सल्ल.के आज्ञापालन| अन निसा 


करने के फलस्वरूप अल्लाह के द्वारा पुरस्कृत लोगों 

की चार उपाधि 

उम्मते मुहम्मदिय्या के लिए खुशखबरी कि| सूरः परिचय 
आध्यात्मिक मुर्दे पुनः जीवित किये जाएँगे 
उम्मते मुहम्मदिय्या में नुबुव्वत का वरदान आले इप्रान 
अन निसा 


अल आ राफ़ 


(आयत सं.| पृष्ठ 
9 I35 
।2,।3 | 36,37 
I77 I83 
I2 I0I7 
I2 I0I7 
I0 I50 
24 56 
20 372 
49 202 
35 274 
29 982 
I2I 509 
48 379 
25 839 
III II0 
44 38 
I04 I09 
3।,32 | 933 
70 I54 

43 
I80 I26 
70 I54 
36 274 





- ]33] - 


शीर्षक 


हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
बाद आप के सत्यापक के आने की भविष्यवाणी 


उम्मते मुहम्मदिय्या के लिए ख़िलाफ़त का वादा 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के पुनरागमन अर्थात 
प्रतिश्रुत महदी के आने की सूचना 


उम्मते मुहम्मदिय्या में मरियम के पुत्र ईसा के 
प्रतिरूप के आगमन पर शोर उठना 

उम्मते मुहम्मदिय्या को विभेदायन से बचने का आदेश 
उन लोगों की भाँति न बनो जिन्होंने मूसा अलै. 
को कष्ट दिया 

यहृदियों और ईसाइयों की प्रतिज्ञा भंग करने जैसी 
त्रुटियों के बारे में उम्मते मुहम्मदिय्या को चेतावनी 
उम्मत को अत्यधिक प्रश्‍न करने की मनाही 


जिन्नों का ईमान लाना 
अल्लाह की ओर आह्वान करने का निर्देश 
उम्मत पर विपत्तियों का आना ज़रूरी है 

ऋ 

ऋण 
ऋण वापस लेते हुए ब्याज न लो 
ऋणी व्यक्ति निर्धन हो तो उसे ढील देनी चाहिए 
ऋण-पत्र में दो गवाहों के हस्ताक्षर ज़रूरी हैं 
ऋण पत्र लिखने वालों और गवाहों के लिए 
दिशानिर्देश 
ऋण लेते हुए यदि ऋण पत्र न लिखा जा सके तो 
कोई वस्तु गिरवी रखनी चाहिए 

ए 

एकेश्वरवाद 

अल्लाह एक है उसके सिवा कोई और उपास्य नहीं 


संदर्भ 
अल जिन्न 
हद 
अल बुरूज 
सूरः परिचय 
अन नूर 
अल जुमुअ: 


अस सफ़्फ़ 
अज़ ज़ुख्रुफ़ 


आले इम्रान 
अल अहज़ाब 


सूरा परिचय 


अल बक़रः 
अल माइदः 
अल अहक़ाफ़ 
आले इम्रान 
अल अन्कबूत 


अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 


अल बकर: 


अल बक़रः 
आले इम्रान 


56-58 


टीका 


58 


04 
70 


I09 
I02 
3] 

I05 


279 
28] 
283 
283 


284 


]64,254 
3,7, 


पृष्ठ 
II75 
397 

]239 
I238 

666-667 

II8 
III9 
4 
964 


I09 
8.6 


I85 


29 
26 
992 
I09 


80 
8] 
82 
82 


83 


42,72 
86,86, 





- 332 - 


शीर्षक संदर्भ 
आले इम्रान 
अन निसा 
अल माइदः 
अल अन्‌आम 


अल आ'राफ़ 


अत तौबः 
हद 


अर राद 
इब्राहीम 
अन नहूल 


अल कहफ़ 
ताहा 


अल अम्बिया 


अल हज्ज 
अल मु'मिनून 


अन नम्ल 


अल क़सस 
फ़ातिर 
साद 
अज़ ज़ुमर 
अल मु'मिन 


हामीम अस सज्दः 
अज़ जुख्रुफ़ 


आयत सं. 


]9,63 
88, 72 
74 
20,03, 
I07 
60,66, 
74,86, 
I59 
3],]29 
I5,5], 
62,85 
3] 


3,23, 
52 
III 
9,]5, 
99 
26,88, 
I09 
35 
24,33, 
92, 7 
27, 
6I-65 
7,89 


66 


4,63, 
66 
7 
85 


पृष्ठ 
89,99 
]59,82 
209 
228,248, 
248 
280,28], 
283,285, 
30] 
34],366 
397,404, 
406,4]0 
454 
470 
488,49], 
496 
558 
576,577, 
588 
600,609, 
6]3 
624 
638,640, 
647,649 
7]6, 
723-724 
744,748 
835 
886 
892 
909,920, 
92] 
928 
967 





- ।333 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 


अद दुखान 9 970 
मुहम्मद 20 999 
अत तूर 44 I04I 
अल हश्र 23,24 | I04 

अत तग्राबुन I4 II29 
अल मुज़ज़म्मिल | ।0 I8I 
अन नास 2-4 | 306 

अल्लाह के साथ पुत्र जोड़ने वाले भयानक युद्ध का | सूर: परिचय 560 

सामना करेंगे 

अल्लाह के अद्वितीय होने का विषय नबियों पर| सूर: परिचय 709 

बारिश के समान उतरता है 

अल्लाह के सिवा अन्य को उपास्य बनाने वालों| अल अन्कबूत 42 758 

और उन के अनुगामियों की मूर्खता 

अल्लाह के सिवा कोई उपास्य न बन सकने के| अल अम्बया 23 599 

महान तर्क 

दो अल्लाह न बन सकने के तर्क सूरः परिचय 595 

ए'तिकाफ़ (एकांत उपासना) अल बकर: I88 49 
क्‌ 

कंजूसी अन निसा 38 I46 

अल हदीद 25 I087 

अल हश्र I0 II0I 

अत तग़ाबुन I7 I30 

मुहम्मद 39 I002 
कब्र 

आयत : “फिर उसे मारा और कब्र में प्रविष्ट[ अबस 22 I220 

किया'' का अर्थ 

अंत्ययुग में क़ब्रें उखेड़ी जाएँगी अल इन्‌फ़ितार 5 I228 

सूरः परिचय I227 

क़ब्रों में गड़े रहस्य मालूम किये जाएँगे अल आदियात I0 I283 

आयत : “यहाँ तक की तुम ने कब्रगाहों का भी| सूरः परिचय I288 
परिभ्रमण किया'' की व्याख्या 
कयामत 

क़यामत के आने में कोई सन्देह नहीं अन निसा 88 I59 





- ]334 - 


शीर्षक 
क़यामत में समस्त मानव जगत को इकट्ठा किया 
जाएगा 
क़यामत के दिन लोगों की पृथक-पृथक पेशी होगी 


क़यामत के भिन्न-भिन्न प्रकटन 
क़यामत के इनकार का कारण 
क़िब्ला 
क़िब्ला बदलने का आदेश 
कुरआन 
महान रात्रि में कुरआन का अवतरण 


रूह-उल-अमीन ने इसे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के दिल पर उतारा है 

अल्लाह की ओर से कुरआन की शब्द-सुरक्षा और 
अर्थ-सुरक्षा का वादा 

कुरआन सुरक्षित पट्टिका में है 

कुरआन सम्माननीय और पवित्र पृष्ठों में लिखित है 
उन में क़ायम रहने वाली और क़ायम रखने वाली 
शिक्षाएँ हैं 

पूर्वकालीन धर्मग्रंथों की उत्कृष्ट शिक्षा इस में 
संकलित है 

कुरआन एक छुपी हुई पुस्तक में है 

कुरआन एक लिखी हुई पुस्तक है 

कुरआन सत्यासत्य में प्रभेदक है 

कुरआन मंगलमय अनुस्मारक-ग्रंथ है 

कुरआन के अर्थ और अभिप्राय समय की 
आवश्यकतानुसार उतरते रहते हैं 

कुरआन के गूढ़ार्थ उन्हीं पर खुलते हैं जिन को 
अल्लाह ने पवित्र ठहराया है 

कुरआन ऐसे लोगों के हाथ में है जो सम्माननीय 
और नेक हैं 

कोई बात कुरआन से बाहर नहीं रखी गई 

कुरआन अपने अर्थो को खूब स्पष्ट करने वाला है 


संदर्भ 
अन निसा 
अल अन्‌आम 
अल अन्‌आम 
मरियम 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 


अल बकर: 


अल क़्द्र 
सूरः परिचय 
अश शुअरा 
अन नहूल 

अल हिज 


अल बुरूज 
अबस 
अल बय्थिनः 


अल आला 
अल वाक्रिअ: 
अत तूर 
अल फुर्क़ान 
अल अम्बिया 
अल हिज्ज 
अल वाक्रिअ: 


अबस 


अल अन्‌आम 
अज़ ज़ुख्रुफ़ 


आयत सं. 


88 
I29 
95 
96 


43 


I94 
I03 


23 


4,]5 


I9,20 


79 


5] 


22 


80 


I6,]7 


39 
4 


पृष्ठ 
I59 
253 
245 
573 
267 
II90 


38 


I276 
I275 
704 
506 
474 


]24] 
I220 
I278 


]247 
I077 
I037 
672 
604 
475 
I077 


I220 


232 
957 





- ।335 - 


शीर्षक 
कुरआन का एक बिंदु भी निरसित नहीं है 
कुरआन में निश्चायक और अनेकार्थक आयते हैं 
कुरआन करीम में कोई विभेद नहीं 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का 
कहना कि सूरः हृद ने मुझे बूढ़ा बना दिया 
कुरआन की सर्वोत्तम कहानी हज़रत मुहम्मद 
सल्ल. की हार्दिक प्रसन्नता का कारण है 
सूरः अल जुमुअः में एकत्रिकरण के सभी अर्थो का 
वर्णन 
सूरः अल फज़् में तेरह वर्षीय आरंभिक मक्की दौर 
की ओर संकेत है 
कुरआन के आध्यात्मिक ख़ज़ानों के सदृश मनुष्य 
जीवन के लिए आवश्यक भौतिक ख़ज़ाने भी 
अंतहीन हैं 
कुरआन के धर्म-विधान की परिधि से बाहर 
निकलने का परिणाम 
कुरआन बनी इस्राईल के पारस्परिक विवादित 
बातों के बारे में उचित मार्गदर्शन करता है 
'अहले कुरआन' संप्रदाय का खंडन 


कुरआन की सुरक्षा 

कुरआन की सुरक्षा के बारे में अल्लाह तआला का 
दृढ़वचन 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
दासों में से ऐसे लोग होते रहेंगे जो कुरआन की 
सुरक्षा के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे 

कुरआन की सुरक्षा का एक पक्ष 

एक निरक्षर व्यक्ति पर तेईस वर्षों में उतरने वाला 
कुरआन सुरक्षा पूर्वक इकट्ठा किया गया 

कुरआन का धीरे-धीरे उतरना एक महानतम 
चमत्कार है 

कुरआन की भाषाशैली 

कुरआन सरल और शुद्धभाषा संपन्न होकर उतरा है 


संदर्भ 
अल बक़रः 
आले इप्रान 
अन निसा 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 
अन नम्ल 


अन निसा 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


(आयत सं.| पृष्ठ 


I07 
8 
83 


77 


I5I 
टीका 


28 
87,88 
I58 
392 
4]9 


II7 


I25] 


266 


725 


I9] 


926 





- ।336 - 


शीर्षक 


कुरआन की काव्यशिष्टता से प्रभावित होकर 
अनेक कविओं ने काव्यरचना छोड़ दी 

कुरआन पाठ की विधि 

कुरआन पाठ करने से पूर्व अल्लाह की शरण माँगना 
कुरआन चुपचाप सुनना चाहिए 

कुरआन को पवित्र होकर छूना चाहिए 

प्रातःकाल कुरआन पाठ का विशेष महत्त्व है 

एक समय मुसलमानों का कुरआन को छोड़ देने 
की भविष्यवाणी 

कुरआन के उदाहरण 

मच्छर का उदाहरण देने की वास्तविकता 
मुनाफ़िक़ों का उदाहरण 

इस्लाम और अन्य धर्मो का उदाहरण 

मुश्रिक और मोमिन का उदाहरण 


मरियम और फ़िरऔन की पत्नी के साथ मोमिनों 
का उदाहरण 
नूह और लूत की पत्नियों के साथ काफ़िरों का 
उदाहरण 
मरियम-पुत्र के पुनरागमन का उदाहरण 
झूठे उपास्यों का उदाहरण 
सत्य और असत्य का उदाहरण 
दो दासों के उदाहरण की वास्तविकता 
दो बागों का उदाहरण 
पवित्र वाक्य और अपवित्र वाक्य का उदाहरण 
दो प्रकार से काफ़िरों का उदाहरण 
नबियों के शत्रुओं का एक उदाहरण 
कु-धारणा 


कृतज्ञता 
नेमत प्राप्त करके कृतज्ञता प्रकट करना मनुष्य के 


संदर्भ 
सूरः परिचय 


अर राद 
सूरः परिचय 


अन नहूल 
अल आ'राफ़ 
अल वाकिअः 
बनी इस्राईल 
अल फुर्क़रान 


अल बक़रः 
अल बक़रः 
इब्राहीम 
अन नहूल 
अज़ ज़ुमर 
अत तहरीम 


अत तहरीम 


अज़ ज़ुखरुफ़ 
अल हज्ज 
अर राद 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 
इब्राहीम 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 
अल हुजुरात 
बनी इस्राईल 


अन नम्ल 


आयत सं. 


38 


99 
205 
80 
79 
3] 


27 
8 
25-27 
76 
30 
I2,]3 


58 
74 
8 


25-27 


3 


37 


4] 


पृष्ठ 
I027 
456 
686 


506 
3]] 
I077 
529 
677 


465 
50]l 
897 
4] 


4] 


964 
63| 
45] 
485 
536 
465 
65] 
845 
I07 
522 


7I8 





- ।337 - 


शीर्षक 
लिए लाभदायक होता है 
नेमत पाकर कृतज्ञता प्रकट करने से और अधिक 
पुरस्कार मिलता है और कृतघ्नता करने पर अज़ाब 
मिलता है 
नेमत पाकर कृतज्ञता प्रकट करने की सामर्थ्य 
प्राप्ति के लिए दुआ 
कृतज्ञता प्रकट करना अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति 
का साधन है 
हज़रत लुक़मान अलै. को दी गई विवेकशीलता का 
केन्द्रबिदु कृतज्ञता प्रकट करना है 
कौसर (अक्षय स्रोत) 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को ऐसा कौसर मिलने की 
खुशखबरी जो कभी समाप्त नहीं होगा 
क्ष 
क्षमा 
क्रोध को पी जाना और लोगों को क्षमा करना 
क्षमा करने वालों का अल्लाह के निकट प्रतिफल है 
अल्लाह से क्षमायाचना (इस्तिगफ़ार) 
मोमिनों को अल्लाह से क्षमायाचना करने का 
आदेश 
भूल हो जाने पर अल्लाह से क्षमायाचना करना 
मुत्तक़ी सदैव अल्लाह से क्षमायाचना करते हैं 
फ़रिश्ते मोमिनों के लिए अल्लाह से क्षमायाचना 
करते हैं 
मोमिनों के लिए अल्लाह से क्षमायाचना करने का 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को आदेश 
अल्लाह से क्षमायाचना करना ईश्वरीय अनुकंपा को 
प्राप्त करने का साधन है 


अल्लाह से क्षमायाचना करने वाले उसे बहुत 
क्षमाशील और बार-बार दया करने वाला पायेंगे 
अल्लाह से क्षमायाचना करने वालों को वह दडित 
नहीं करता 


संदर्भ 
इब्राहीम 
अन नम्ल 
अल अहक़ाफ़ 
अज़ ज़ुमर 


सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


अन नूर 
आले इम्रान 
अश शूरा 


अल मुज्ज़म्मिल 
आले इम्रान 
अज़ ज़ारियात 
अश शूरा 
अल मु'मिन 


अन नूर 


हद 


नूह 
अन निसा 


अल अन्फ़ाल 


आयत सं. 


20 
6 
39 


23 
35 
4] 


2l 


4,53 


II-]3 
65,]] 


34 


पृष्ठ 
46] 
7]5 
988 


898 


780 


]297 


657 
II5 
95] 


83 
I5 
I030 
943 
9I0 
669 


393,404 


II70 
]53,66 


320 





- ।338 - 


शीर्षक 

नबी और मोमिनों को मुश्रिकों के लिए अल्लाह से 
क्षमायाचना करने की मनाही 
हज़रत इब्राहीम अलै. का अपने पिता के लिए 
अल्लाह से क्षमायाचना करने का वादा 
हज़रत इब्राहीम अलै. का अपने पिता के लिए 
अल्लाह से क्षमायाचना करना एक वादा के कारण था 
मुनाफ़िकों के लिए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का अल्लाह से क्षमायाचना करना 
उन्हें कोई लाभ नहीं देगा 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
अल्लाह से क्षमायाचना की वास्तविकता 
विजय प्राप्ति के समय अल्लाह से क्षमायाचना 
करने में मग्न रहना चाहिए 

ख 

ख़यानत (ग़बन) 
अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता 
आँखों की ख़यानत 
ख़यानत करने वालों का पक्ष लेने की मनाही 
ख़िलाफ़त (नबियों का उत्तराधिकार) 

ख़लीफ़ा के कर्त्तव्य 
ख़िलाफ़त की बरकतें 
अल्लाह का हज़रत आदम अलै. को धरती में 
ख़लीफ़ा बनाना 
हज़रत मूसा अलै. का अपनी अनुपस्थिति में हज़रत 
हारून अलै. को अपना उत्तराधिकारी बनाना 
अल्लाह का हज़रत दाऊद अलै. को धरती में 
ख़लीफ़ा बनाना 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के अनुयायिओं में सत्कर्म 
करने वाले मोमिनों से ख़िलाफ़त का वादा 

ग्‌ 

गवाही (साक्ष्य) 

गवाही देने में पूर्ण रूपेण न्याय पर स्थित रहने की 
शिक्षा 


संदर्भ 
अत तौबः 


मरियम 
अत तौबः 


अत तौबः 
अल मुनाफिकून 


टीका 
स्रः परिचय 


~ 


अन्‌ निसा 
अल मु'मिन 
अन निसा 
साद 
अन्‌ नूर 
अल बक़रः 
अल आ राफ़ 


साद 


अन नूर 


सर: परिचय 


2; 


9 


आयत सं. 


3 


48 


4 


80 
7 


I08 


20 


I06 


27 


56 


3] 


43 


27 


56 


पृष्ठ 
362 


567 


362 


353 
24 


I005 


I300 


I66 
9]2 
65 
880 
666 
296 


880 


666 


85 





- ।339 - 


शीर्षक 
अल्लाह के लिए न्याय के अनुरूप गवाही दो, चाहे 
स्वयं अपने या अपने सगे-संबंधियों के विरुद्ध ही हो 
गवाही को न छिपाओ 


अनाथों के धन उनको लौटाने पर गवाह बनाओ 
कर्ज़ों और लेन-देन के मामले लिखित में लाने का 
आदेश और गवाही देने का ढंग 
मृत्यु से पूर्वं वसीयत करते हुए गवाह बनाना 
आवश्यक है 
बड़े-बड़े सौदे करते समय लिखित रसीद के 
साथ साथ गवाह बनाने का आदेश 
व्यभिचार का आरोप सिद्ध करने के लिए चार 
गवाहों की शर्त 
पत्नी पर व्यभिचार के आरोप के साक्ष्य न होने 
पर क़सम खाना 
अश्लीलता करने वाली महिलाओं पर चार गवाहों 
की आवश्यकता 

अल्लाह का गुणकीर्तन (तस्बीह) 
अल्लाह के गुणकीर्तन करने का आदेश 


प्रातः और सायं गुणकीर्तन करने का निदेश 


सभी गुणकीर्तनकारिओं से बढ़कर हज़रत मुहम्मद 
सल्ल. ने अल्लाह का गुणकीर्तन किया 

धरती और आकाश की प्रत्येक वस्तु अल्लाह का 
गुणकीर्तन करती है 


संदर्भ 
अन निसा 
अल अन्‌आम 
अल बक़रः 
अल बक़रः 
अन निसा 
अल बक़रः 


अल माइदः 

अल बकर: 
अन नूर 
अन नूर 


अन निसा 


अल वाक़िअ: 
अल हाक्कः 
ता हा 
अल मु'मिन 
क़ाफ़ 
आले इम्रान 
अल अहज़ाब 
अल फ़तह 
सूरः परिचय 


अल हश्र 
अल हदीद 
अस सफ़्फ़ 

बनी इस्राईल 
अल जुमुअः 


(आयत सं. 
I36 
I53 
I4] 
284 

7 
283 


I07- 


I09 
283 


75 
53 
3] 


25 


45 


पृष्ठ 
I72 
26] 
37 
83 
I35 
8] 


28-2]9 


82 


653 


654 


I38 


I077 
I60 
593 
9]9 
I025 
94 
8]0 
I006 
II26 


II05 
]082 
II3 
523 

II8 





- ।340 - 


फ़रिश्ते अल्लाह का गुणकीर्तन करते हैं 


शीर्षक 


घन-गर्जन के साथ बिजली का गुणकीर्तन करना 
पहाड़ों का गुणकीर्तन करना 


पक्षियों का गुणकीर्तन करना 
यदि हज़रत यूनुस अलै. अल्लाह का गुणकीर्तन 
करने वाले न होते तो सदा के लिए मछली के पेट 


में रहते 


ग्रहण 


सूर्य और चन्द्र ग्रहण 


घ 
घड़ी (क़यामत) 


निश्चित घड़ी के आने की जानकारी केवल 


अल्लाह को है 


निश्चित घड़ी सन्निकट है 


निश्चित घड़ी का आना अवश्यम्भावी है 


क्रांति की घड़ी का अर्थ 


हज़रत सुलैमान अलै. का घोड़ों से प्रेम 


घोड़ा 


आयतांश “फिर वह उनकी पिंडलियों और गर्दनों 
पर (प्रेम पूर्वक) हाथ फेरने लगा” का अर्थ 
जिहाद के लिए तैयार किये गये घोड़ों के मस्तकों 


संदर्भ 
अत तगाबुन 
अल बक़रः 
अल अम्बिआ 
अज़ ज़ुमर 
अर राद 
अल मु'मिन 
अश शूरा 
अर राद 
अल अम्बिया 
साद 
अन नूर 
अस साफ़्फात 


अल क्रियाम: 
सूरः परिचय 


अल आरराफ़ 
लुक़मान 
अल अहज़ाब 
अश शूरा 
अल क़मर 
ता हा 
अल मु'मिन 
सूरः परिचय 


साद 
सूरः परिचय 
टीका 


स्रः परिचय 


9 


(आयत सं. 
2 
3] 
2l 
76 


I88 
35 
64 
I8 


60 


33 


पृष्ठ 
]27 


599 
906 
450 
9I0 
943 
450 
608 
879 
663 
873 


]92 
II90 


307 
788 
8]5 
947 
I052 
577 
920 
I05] 





- 34] - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
में क़्रयामत तक बरकत रखी गई है 
जिहाद में भाग लेने वाले घोड़ों का वर्णन अल आदियात | 2 6 I283 
शत्रु के विरुद्ध घुड़सेना की छावनियाँ बनाने का| अल अन्फ़ाल 6] 327 
निर्देश 
घोड़े सांसारिक मान-मर्यादा के भी चिह्र हैं आले इम्रान I5 88 
घोड़े सवारी और सौंदर्य के साधन हैं अन नहूल 9 489 

तच 

चन्द्रमा 
सूर्य चन्द्रमा का अल्लाह के लिए सजद: में पड़े रहना | अल हज्ज I9 620 
चन्द्र और सूर्य अल्लाह के चिह्न हैं हामीम अस सज्द: | 38 935 
चन्द्रमा का घटना और बढ़ना या सीन 40 852 
चन्द्रमा समय जानने का साधन है अल बक़रः I90 50 
चन्द्र और सूर्य मनुष्य को गिनती सिखाने के साधन हैं | अल अनूआम 97 246 

अर रहमान 6 I060 
चन्द्रमा के फट जाने का चमत्कार अल क़मर 2 I052 
अंत्ययुग में सूर्य चन्द्रमा का ग्रहण अल क्रियाम: I0 II92 
सूर्य का प्रकाश निजी है और चन्द्रमा की ज्योति यूनुस 6 369 
माँगी हुई है 
चन्द्र और सूर्य परस्पर नहीं टकरा सकते या सीन 4] 852 
चन्द्रमा से अभिप्राय अरबवासियों का साम्राज्य काल | सूरः परिचय I05I 
मुश्रिकों का चन्द्रमा को दो भागों में बँटते हुए सूरः परिचय I05] 
देखना 
चन्द्र-भंग का यथार्थ सूरः परिचय I05] 
प्रकाशमय सूर्य के बाद अंत्ययुग में चन्द्रोदय अश शम्स 3 I259 
चुगलख़ोरी 

चुग़लख़ोर के लिए सर्वनाश निश्चित है अल हुमज़ः 2 I292 
छिद्रान्वेषी और चुगलख़ोर की बात नहीं माननी| अल क़लम isi: | cIIS0 
चाहिए 
तुम में कोई किसी की चुगली न करे अल हुजुरात I3 I0I7 

चोरी अल माइद: 39 I98 

चेतावनी 

अज़ाब की चेतावनी कभी-कभार प्रायश्चित और यूनुस 99 388 
क्षमा प्रार्थना से टल जाती है सूरः परिचय 367 





- 342 - 


शीर्षक 
ज़ 
जकात 
ज़कात की अनिवार्यता 


ज़क़ात आत्मशुद्धि और धनशुद्धि का साधन है 
केवल अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए ज़कात 
देनी चाहिए 
व्यापार करना आदर्श मोमिनों को ज़कात देने से 
रोक नहीं पाता 
ज़कात के उपयोग 
अर्थदान के उपयोग 
जबरदस्ती 

हथियार के बल पर लोगों का धर्मांतरण करना 
दुनिया का सबसे बड़ा उपद्रव है 
जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी 
जा सकती 
धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं 
जो चाहे ईमान ला सकता है और जो चाहे इनकार 
कर सकता है 
तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और हमारे लिए हमारा धर्म 
यदि अल्लाह चाहता तो सब लोगों को स्वयं 
हिदायत दे देता 

जन्म-निरोध 
गरीबी के भय से जन्म-निरोध उचित नहीं 


जाति / लोग 
अल्लाह की कृपा से ही लोगों में भाईचारा और 
एकता पैदा होती है 
जाति को परस्पर के प्रति सदय और विरोधियों के 
प्रति कठोर होना चाहिए 


संदर्भ 


अल बक़रः 
अल बक़रः 
अल बक़रः 
अल बय्यिनः 
अल बक़रः 
अत तौबः 
अर रूम 


अन्‌ नूर 


अल बक़रः 
अत तौबः 


अल बकर: 
अल कहफ़ 


अल काफ़िरून 
अल अन्‌आम 
अल अन्‌आम 
बनी इस्राईल 


आले इम्रान 


अल फ़त्ह 


आयत सं. 


44 
84 
III 
I78 
I03 
40 


38 


274 
60 


257 
30 


I50 


I52 
32 


04 


30 


पृष्ठ 


22 
29 
I278 
46 
359 
774 
662 


79 
348 


3]3 


I86 


73 
544 


I299 


260 


260 


52] 


I09 


I0lI 





- ।343 - 


शीर्षक 
आपसी मतभेदों से जाति का रोब समाप्त हो 
जाता है 
मतभेद का मौलिक कारण 
जातियों के मतभेद की दशा में उनमें संधि कराने 
की व्यवस्था 
जिन्न 

जिन्न और मनुष्य को अल्लाह ने अपनी उपासना 
के लिए उत्पन्न किया है 
इब्लीस जिन्नों में से था 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. से भेंट करने के लिए जिन्‍्नों 
के एक प्रतिनिधिमंडल का आगमन 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के निकट उपस्थित होकर 
जिन्नों का कुरआन सुन कर प्रभावित होना 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भेंट 
करने वाले जिन्न अपनी जाति के बड़े लोग थे 
जिन्नों का अपनी जाति को हज़रत मुहम्मद सल्ल. 
पर ईमान लाने की प्रेरणा देना 
जिन्न भी यह विश्वास रखते थे कि अब अल्लाह 
तआला किसी को नहीं भेजेगा 
जिन्न और मनुष्य समाज 
जिन्नों से बचने की दुआ 
हज़रत दाऊद अलै. के अधीनस्थ जिन्न 
हज़रत सुलैमान अलै. के अधीनस्थ जिन्न 
जिन्नों और मनुष्यों के पारस्परिक संबंध 
जिन्न अत्यधिक गर्म हवा युक्त अग्नि से पैदा किये 
गये हैं 
जिन्नों से अभिप्राय बैक्टीरिया और वायरत भी हो 
सकते हैं 
जिन्नों से अभिप्राय परिश्रमी पहाड़ी जातियाँ हैं 

जीविका 
जीवन व्यवस्था पहाड़ों पर निर्भर है 
पहाड़ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के साधन हैं 


संदर्भ (आयत सं. 
अल अन्फ़ाल 47 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 


अज़ ज़ारियात 57 


अल कहफ़ 5] 
अल अहक़ाफ़ 30 
अल जिन्न 2 
सूरः परिचय 
अल अहक्राफ़ | 32-33 
अल जिन्न 8 
अर रहमान 34 
अन नास 7 
अन नम्ल 40 
सबा I3 
अल अन्‌आम I29 
अल हिज्र 28 
सूरः परिचय 
अन नम्ल 40 टीका 
सूरः परिचय 
अन नहल I6 
अल अम्बिया 32 


पृष्ठ 
325 


I03 


I03 


034 


548 


II75 
II73 
992 
II75 
I063 
I306 
7I8 
822 
253 
476 
I058 


7I8 


484 
490 





- 344 - 


शीर्षक 


आकाश को तुम्हारे अस्तित्व का आधार बनाया 
जीविका के सभी साधन आकाश से उतरते हैं 
जीविका की कमी के भय से जन्म-निरोध करना 
उचित नहीं 

जीविका में बढ़ती और घटती पैदा करना अल्लाह 
के हाथ में है 


आवश्यकतानुसार अनाज में सात सौ गुना तक 
वृद्धि संभव है 
हिजरत के फलस्वरूप जीविका में बढ़ोत्तरी 
मनुष्य और फ़रिश्ताओं को किसी न किसी प्रकार 
से जीविका की आवश्यकता है 
जीविका के संकुचन और प्रसारण का सिद्धांत 
मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वस्तुओं का ख़ज़ाना 
अतंहीन है 
धरती में भोजन व्यवस्था का चार युगों में संपूर्ण 
होना और पहाड़ों की इस में प्रमुख भूमिका तथा 
फलों और फसलों के पकने की व्यवस्था 
झ 

झूठ की निन्दा 
झूठ बोलने से बचो 
मोमिन झूठी गवाही नहीं देते 
झूठे लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता 
सत्य और असत्य को गइ-मड्ट न करो 


झूठ का सहारा लेकर एक दूसरे का धन न खाओ 
झूठ से किसी चीज़ का आरम्भ नहीं हो सकता 
और न उसे बार-बार दोहराया जा सकता है 

झूठ के सहारे सत्य को ठुकराने वाले दंडित होते हैं 
झूठ को अल्लाह मिटा दिया करता है 


संदर्भ 
लुक़मान 


हामीम अस सज्दः 


अल बक़रः 
सूरः परिचय 
अल अन्‌आम 
बनी इस्राईल 
अर राद 
बनी इस्राईल 
अल क़सस 
अल अन्कबूत 
अल बक़रः 


: परिचय 
: परिचय 


श श 


: परिचय 
: परिचय 


श श 


सूरः परिचय 


अल हज्ज 
अल फुर्क़ान 
अल मु'मिन 
अल बक़रः 
आले इम्रान 
अल बकर: 
सबा 


अल मु'मिन 
अश शूरा 


(आयत सं. 
I] 
I] 
23 


I52 
32 
27 
3] 
83 
63 

262 


3] 
73 
29 
43 
4 
I89 
50 


25 


पृष्ठ 
783 
929 


I027 
260 
52] 
453 
52] 
747 
763 
76 


3]3 
I028 


623 
683 
94 


I0I 
50 
83] 


909 
948 





- ]345 - 


शीर्षक 
त्‌ 
तक्वा 
तक़वा धारण करने का निर्देश 


तक़वा का वस्त्र सर्वोत्कृष्ट है 
सच्चों और झूठों के बीच स्पष्ट प्रभेद कर देने 
वाला हथियार तक़वा है 
तहज्जुद 
(आधी रात के बाद की नमाज़) 
तहज्जुद की नमाज़ इन्द्रियनिग्रह का सर्वोत्तम उपाय 
तौरात 
तौरात के अनुयायिओं को इस्लाम स्वीकार करने 
का आमंत्रण 
तौरात केवल बनी इस्राईल के लिए पथप्रदर्शक था 
तौरात अपने समय में अगुआ और कृपा स्वरूप था 


तौरात में नूर और हिदायत थी 

तौरात अपने समय के लिए संपूर्ण धर्म-विधान था 
बनी इस्राईल के नबी तौरात के द्वारा फैसले किया 
करते थे 

यहूदियों ने तौरात में परिवर्तन किया 


हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
बारे में तौरात में भविष्यवाणी 
त्याग 
द्‌ 
दंड विधान 
हत्या 
हत्या का निषेध 


संदर्भ 


अन निसा 
अल बक़रः 
आले इम्रान 
अल माइदः 
अल आ'राफ़ 
सूरः परिचय 


सूरः परिचय 
अल माइद: 


बनी इस्राईल 

अल अहक़ाफ़ 
हद 

अल माइदः 

अल अन्‌आम 

अल माइदः 


अल बक़रः 
अन निसा 
अल माइदः 
अल माइदः 
अल आ'राफ़ 
अल फ़त्ह 
अल हश्र 


बनी इस्राईल 


आयत सं. 


283 
20I 


27 


I6-20 


3 
8 
45 
I55 
45 


76 
47 


42 


I58 
30 


34 


पृष्ठ 


33 
8] 
3I 
I9] 
2.72 
3]3 


II80 


]93-]94 


5]5 
987 
397 
200 
26] 
20I 


20 
48 
I92 
I99 
300 
I0]]I 
I0I 


52] 





- ।346 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
एक जीवन की हत्या करना पूरी मानवता की| अल माइदः 33 I97 
हत्या करना है 
बदला 
हत्या किये गये व्यक्ति का बदला लेना| अल बक़रः I79 46 
आवश्यक है 
हत्या किये गये व्यक्ति के परिजन हत्यारे को क्षमा| अल बक़रः I79 46 
कर सकते हैं 
भूल से हत्या हो जाने पर हत व्यक्ति के परिजनों | अन निसा 93 I6I 
को मुवावज़ा दी जाये 
हत व्यक्ति के परिजन क्षतिपूर्ति क्षमा कर सकते हैं| अन निसा 93 I6] 
देश में फ़साद और अशांति फैलाने वाले को | अल माइदः 34 I97 
परिस्थिति के अनुसार मृत्युदंड, सूली, 
निर्वासन अथवा हाथ पांव काटने का दंड 
दिया जा सकता है 
व्यभिचार 
व्यभिचार की मनाही और उसका दंड अन नूर 3,4 653 
व्यभिचारिणी दासी के लिए आधा दंड अन निसा 26 ]43 
सब के सामने दंड दिया जाये अन नूर 3 653 
आरोप 
सतवंती स्त्रियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वालों| अन नूर 24 657 
पर इहलोक और परलोक में लानत और अज़ाब 
चार गवाह पेश न कर सकने पर आरोप लगाने का| अननूर 5 653 
दंड अस्सी कोड़े हैं 
आरोप लगाने वाले अपराधी की गवाही कभी | अननूर 5 653 
स्वीकार नहीं की जाएगी 
चोरी 
अभ्यस्त चोर का दंड हाथ काटना है अल माइद: 39 I98 
अश्लीलता 
दो पुरुष परस्पर अश्लीलता करें तो उनके लिए| अन निसा I7 ]38 
परिस्थिति के अनुकूल दंड निश्चित किया जाये 
अश्लीलता करने वाली स्त्री पर घर से बाहर जाने| अन निसा 6 I38 
की पाबंदी 
अश्लीलता प्रचार का दंड इहलोक में भी मिलता है अन नूर 20 656 





- ]347 - 


शीर्षक 

दज्जाल 
सुरः अद दुखान की भविष्यवाणी का 'दज्जाल' के 
युग से संबंध 

दान 
अल्लाह के रास्ते में प्रकाश्य और अप्रकाश्य रूप से 
खर्च करना 
खुशहाली और तंगी में भी अल्लाह के रास्ते में 
अर्थदान होना चाहिए 
अर्थदान का दार्शनिक विवेचन 
स्व-अर्जित पवित्र धन में से अर्थदान किया जाये 
प्रियतम वस्तु अल्लाह के रास्ते में दान दिया जाये 
केवल अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए 
अर्थदान किया जाये 
धर्म की सहायतार्थ अधिकता पूर्वक अर्थदान करने 
का समय अंत्ययुग होगा 
दाब्बतुल अज़ 

“दाब्बतुल अर्ज़ का अर्थ 


'दाब्बतुल अर्ज़ का हज़रत सुलैमान अलै. की 
मृत्यु का समाचार देना 
दुआ 
मनुष्य पर दुआ करना अनिवार्य है 
अल्लाह की ओर से दुआ स्वीकार करने का वादा 
आतुर व्यक्ति की दुआ 
नमाज़ और दुआ का ढंग 
सुखांत होने की दुआ 
नरक से बचने की दुआ 


नेक लोगों की संगति और स्वर्ग प्राप्ति की दुआ 
मोमिनों के लिए फ़रिश्तों की दुआ 
अल्लाह की शरणागति के लिए व्यापक दुआएँ 


हज़रत इब्राहीम अलै. की दआएँ 


संदर्भ 


सूरः परिचय 


~~ 


अर राद 
आले इम्रान 


सूरः परिचय 
अल बकर: 

आले इप्रान 
अद दह्र 


सूरः परिचय 


अन नम्ल 
सूरः परिचय 
सबा 


अल फुर्क़ान 
अल मु'मिन 
अन नम्ल 
बनी इस्राईल 
यूसुफ़ 
आले इम्रान 
अल फुर्क़ान 
अश शुअरा 
अल मु'मिन 
अल फलक 
अन नास 
अश्‌ शुअरा 


आयत सं. 


23 


35 


268 
93 
9,]0 


83 


78 
6l 
63 
III 
I02 
I92 
66 
84 86 
8, 9 
I-6 
I-7 
84 


पृष्ठ 


969 


452 


II5 


85 
78 
I07 
II98 


II26 


726 
7l] 
824 


684 
920 
723 
535 
442 
I29 
682 
695 
9I0 
]304 
]306 
695 





- ।348 - 


शीर्षक 
नूह की जाति के लिए अज़ाब की दुआ 
हज़रत याकूब अलै. की दुआ ''मैं तो अपने दुःख 
दर्द की फ़रियाद केवल अल्लाह से करता हूँ ' 
हज़रत यूसुफ़ अलै. की दुआ “मुझे आज्ञाकारी 
होने की अवस्था में मृत्यु दे और मुझे सदाचारियों 
के वर्ग में शामिल कर 
फ़िरऔन की पत्नी की दुआ 
हज़रत इब्राहीम अलै. की दुआओं का फल हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं 
बद्र युद्ध के समय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की दुआ 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को सिखाई गई कुछ दुआएँ 


हुनैन युद्ध में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की दुआओं के कारण विजय प्राप्त हुई थी 
पापियों की क्षमा के लिए दुआ 
काफ़िरों की दुआ बेकार जाती है 

कुछ दुआएँ 
संपूर्ण और सारगर्भक दुआ 
धार्मिक और लौकिक भलाई प्राप्ति की दुआ 


अल्लाह की पर्याप्तता पाने की दुआ 
शुभ-प्रवेश और शुभ-प्रस्थान के लिए दुआ 
भलाई पाने की दुआ 

हिदायत पर अटल रहने की दुआ 
विशालहूदयता पाने की दुआ 

ज्ञानवृद्धि की दुआ 

दृढनिश्चयी बनने की दुआ 


संदर्भ 
नूह 
यूसुफ़ 


यूसुफ़ 


अत तहरीम 
सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


आले इम्रान 
बनी इस्राईल 
बनी इस्राईल 
ताहा 
अल मु'मिनून 
अल मु'मिनून 
सूरः परिचय 


अल माइद: 
अर राद 


अल फ़ातिहः 
अल बक़रः 
अल आ'राफ़ 
आले इम्रान 
बनी इस्राईल 
अल क़सस 
आले इम्रान 
ताहा 
ताहा 
अल बक़रः 
आले इम्रान 


आयत सं. 
27 
87 


I02 


27 

25 

8] 
II5 
98 
II9 


II9 
IS 


I-7 
202 
I57 
I74 
8] 
25 


26-29 
II5 
25| 
48 


पृष्ठ 
II72 
439 


442 


4] 
459 


3]2 


9] 
520 
530 
59] 
647 
650 
332 


222 
450 


54 
300 
I25 
530 
736 
87 
578 
59] 


II8 





- ।349 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
अल आरराफ़ I27 293 
माता-पिता के लिए दुआ बनी इस्राईल 25 520 
नूह 29 I72 
इब्राहीम 4-42 | 468 
सदाचारी संतान प्राप्ति के लिए दुआ आले इम्रान 39 94 
अल अम्बिया 90 6I0 
अस साफ़्फात | ।0! 868 
घर-परिवार के आँखों के ठंडक बनने की दुआ अल फुर्क़ान 75 683 
संतान के सुधार के लिए दुआ अल अहक़ाफ़ 6 988 
सदाचारी बनने की दुआ अन नम्ल 20 75 
अल्लाह की कृपा प्राप्ति और स्वकर्म में सरलता के| अल कहफ़ II 539 
लिए दुआ 
अल्लाह से क्षमायाचना के लिए दुआ अल बकर: 287 84 
आले इप्रान I94 I30 
अल आरराफ़ 24 27] 
अल आ'राफ़ |।56,57| 300 
अपने और अपने बड़ों के लिए अल्लाह से अल हश्र I] II0I 
क्षमाप्राप्ति और मन से द्वेष दूर होने की दुआ 
आध्यात्मिक उन्नति और अल्लाह से क्षमायाचना | अत तह्रीम 9 II40 
की दुआ 
आरोग्य प्राप्ति की दुआ अल अम्बिया 84 609 
विपत्ति से मुक्त होने की दुआ अल अम्बिया 88 609 
विपत्ति के समय मोमिनों की दुआ अल बक़रः I57 4] 
पराभूत अवस्था में दुआ अल क़मर II I053 
शैतानी भ्रम से बचने की दुआ अल मु'मिनून | 98-99 | 647 
उपासना और प्रार्थना स्वीकृत होने की दुआ अल बक़रः I28 34 
दिवस 
हार-जीत का दिन अत तग़ाबुन I0 II28 
कर्मफल दिवस के अस्वीकारियों की तबाही सूरः परिचय I230 
जातियों के लिए कर्मफल दिवस इस जगत में भी| सूरः परिचय I027 
आता है 
निर्णय दिवस अस साफ़्फ़ात 22 862 
अद दुख 4] 973 





- ।350 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 


अल मुर्सलात | ।4-5, | ।204 
39 I205 
अन नबा I8 I209 
ध 
धरती 

धरती की सृष्टि छः दौर में हुई हद 8 395 
अस सज्दः 5 79] 
धरती की सृष्टि दो दौर में हुई हामीम अस सज्दः | ।0 929 
धरती गतिहीन नहीं बल्कि गतिशील है अन नम्ल 89 727 
धरती अपने कक्ष में गतिशील है अल अम्बिया 34 60] 
धरती को फैला दिये जाने की भविष्यवाणी अल इबन्शिक्ाक़ 4 I235 
सूरः परिचय I234 
सात आकाश की भाँति धरती भी सात हैं सूरः परिचय I3I 
अंत्ययुग में धरती अपने रहस्य उगलेगी अज़ ज़िल्ज़ाल 3 I28] 

धरती और आकाश की सृष्टि 
धरती और आकाश तथा जो कुछ इनके बीच है| अल अम्बिया [7 599 


खेल-तमाशा के रूप में नहीं बनाया गया 
अल्लाह की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि में प्रभेद | अल वाकिअ: | 58-74 | ।076, 


I077 
सूरः परिचय I069 
धरती और आकाश की सृष्टि से अल्लाह थकता | अल अहक़ाफ़ 34 992 
नहीं सूरः परिचय 984 
इस ब्रह्मांड के सदृश और ब्रह्मांडों के निर्माण करने | बनी इस्राईल I00 533 
पर अल्लाह सक्षम है या सीन 82 857 
सात आकाश और सात धरती अत तलाक I3 II35 
सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था अल अम्बिया 3] 60] 
हामीम अस सज्दः | 2 929 
अनस्तित्व से अस्तित्व में आना सूरः परिचय 446 
प्रारंभ में ब्रह्मांड दृढ़ता पूर्वक बंद किया हुआ गेंद| अल अम्बिया 3] 60] 
के समान था 
ब्रह्मांड निरंतर विस्तारशील है अज़ ज़ारियात 48 I033 
अदृश्य स्तंभों पर सृष्टि-व्यवस्था स्थित है लुक्रमान II 783 





- 35] - 


शीर्षक 
सप्त आकाश की कई परतों में उत्पत्ति 


छः युगों में सृष्टि रचना 


सप्त आकाश की दो युगों में उत्पत्ति 

धरती की उत्पत्ति के दो युग 

दीपकों और सुरक्षा सामग्रियों से आकाश की सजावट 
भू-लोक के निकटवर्ती आकाश को नक्षत्रों से 
सुसज्जित किया गया है 

आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति 

आकाशीय पिंडों की परिक्रमण-व्यवस्था 

आकाश में रास्ते होने की भविष्यवाणी 


आकाश में सात रास्ते 

सूर्य-चन्द्रमा और दिन रात की उत्पत्ति 

अंधकार और प्रकाश की उत्पत्ति 

दिन रात के अदलने बदलने में बुद्धिमानों के लिए 
चिह्न 


जीविका का आकाश के साथ संबंध 

आसमानों का खुलना 

आसमानों में छेद 

आसमानों का फटना 

आकाश की खाल उतारे जाने की वास्तविकता 


आकाश पर धुआँ प्रकट होगा जो लोगों को ढाँप लेगा 
आकाश घोर प्रकंपित होगा 

नक्षत्रों वाला आकाश 

मूसलाधार बारिश वाला आकाश 


संदर्भ 
अल मुल्क 
नूह 
अल आ'राफ़ 
यूनुस 
हद 
अल फुर्क़ान 
अस सज्दः 
अल हदीद 


हामीम अस सज्दः 
हामीम अस सज्दः 
हामीम अस सज्दः 


अस साफ़्फात 
अल मुल्क़ 
अल अम्बिया 
या सीन 
अज़ ज़ारियात 
सूरः परिचय 
अल मु'मिनून 
अल अम्बिया 
अल अन्‌आम 
अल बक़रः 
आले इम्रान 
यूनुस 
यूनुस 
अन नबा 
अल मुर्सलात 
अल इन्फितार 
अत तक्वीर 
सूरः परिचय 
अद दुखान 
अत तूर 
अल बुरूज 
अल अन्‌आम 


आयत सं. 


4] टीका 


8 


34 


I65 
I9] 


पृष्ठ 
44 
II70 
279 
368 
395 
68] 
79] 
I082 
929 
929 
929 
860 
44 


852 
I029 
I027 
637 


225 
42 
I29 
369 
375 
I209 
I203 
I228 
I225 
I222 
97] 
037 
I239 
226 





- 352 - 


शीर्षक 


प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के साथ ही उसकी 
क्षमताएँ भी निश्चित की गईं 

समस्त जीवन का आधार पानी पर रखा गया है 
अल्लाह के निकट महीनों की गिनती बारह हैं 
इतने विशाल ब्रह्मांड में कोई भी त्रुटि नहीं है 


सृष्टि के रहस्य वैज्ञानिकों पर उनकी खोज के 
परिणाम स्वरूप तथा नबियों पर ईश्वरीय ज्ञान के 
द्वारा प्रकट किये जाते हैं 

सृष्टि के गुप्त रहस्यों पर से निश्चित रूप से सर्वज्ञ 
अल्लाह ही पर्दा उठा सकता है 

ब्रह्माण्ड का फैलाव 

ब्रह्मांडं के छोर पर स्थित आकाशगगाएँ 
(G४९) भी मनुष्य पर प्रभाव डालती हैं 
ब्रह्मांड की आयु का रहस्य कुरआन में है 

वर्तमान उपस्थित ब्रह्मांड की आयु 

सृष्टि की हर चीज़ नष्ट होने वाली है 

यह सृष्टि एक बार अनस्तित्वता में समा जाएगी, 
फिर इस से नई सृष्टि उत्पन्न की जाएगी 

अल्लाह के दाहिने हाथ पर ब्रह्मांड को लपेटे जाने 
की वास्तविकता 

धरती और आकाश अपने आप अपनी धुरियों पर 
स्थित नहीं हैं 

फ़रिश्तों के चार परों से तात्पर्य पदार्थ के चार 
मौलिक रासायनिक संयोजन 

सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जोड़ा जोड़ा है 

पदार्थ के भी जोड़े होते हैं 

रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप वह जीवन 
अस्तित्व में आया जिसे वैज्ञानिक कार्बन आधारित 
जीवन कहते हैं 


संदर्भ 
अत तारिक़ 
अल फुर्क़ान 


हद 
अत तौबः 
अल मुल्क 
सूरः परिचय 


आयत सं. 


27 


68 टीका 


पृष्ठ 
]244 
672 


342 
]44 
]43 

595 
I020 
223 


445 


I070 
780 


789 
I6] 
I062 
596 
904 
834 
833 
85] 


846 
833 





- ।353 - 


शीर्षक 
ब्रह्मांड में चलने फिरने वाले जीव हैं जो किसी 
समय धरती पर स्थित जीवों के साथ एकत्रित कर 
दिये जाएँगे 
आकाश और समुद्र के बीच पानी जारी किया जाना 
धरती पर पानी की सुव्यवस्था 
धरती से पानी समाप्त होने के दो कारण 
जीवन का प्रत्येक रूप आकाश के वर्षा जल से 
लाभान्वित होता है 
ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण व्यवस्था 
एक से अधिक पूर्वी दिशा 


सृष्टि के आरंभ में विषाणु (वायरस) और जीवाणु 
(बैक्टीरिया) आकाश से बरसने वाली रोडियो 
तरंगों के कारण उत्पन्न हुए 

धैर्य 


धैर्य के साथ सहायता माँगना 


विपत्ति में धैर्य धरने वालों को ख़ुशख़बरी 
विपत्तियों और युद्ठों में धैर्य 
अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए धैर्य 
हज़रत अय्यूब अलै, का धैर्य 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
धैर्य का एक बड़ा भाग दिया गया 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
जो तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ उसके लिए जिस धैर्य की 
आवश्यकता थी वह मूसा अलै. के पास नहीं था 
शत्रु के व्यंग-उपहास पर हज़रत मुहम्मद सल्ल. 
को धैर्य धरने का निर्देश 

धर्म त्याग 
धर्मत्यागी अल्लाह के धर्म को कोई हानि नहीं 
पहुँचा सकते 
एक धर्मत्यागी के बदले अल्लाह से प्रेम करने 
वाली एक जाति का वादा 


संदर्भ 
अश शूरा 
सूरः परिचय 


: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 


श श श श 


सूरः परिचय 
अल मआरिज 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 


आले इम्रान 


अल माइद: 


आयत सं. 
30 


4] 


46 
I54 
I57,58 
I78 
23 
45 


45 


55 


पृष्ठ 
949 
942 


I036 
445 
634 
833 


445 
I66 


858 
I058 


I020 


I7 


204 





- 354 - 


शीर्षक 


धर्मत्यागी की हत्या करना, रसूलों के इनकार करने 


वालों का सांझा सिद्धान्त था 
धर्मत्यागी का दंड हत्या नहीं 


न 
नमाज़ 
नमाज़ क़ायम करने का आदेश 


नमाज़ निश्चित समय पर पढ़ना अनिवार्य 
मुत्तक़ी नमाज़ क़ायम करते हैं 
नमाज़ क़ायम करना बहुत बड़ी नेकी है 


है 


मध्यवर्ती नमाज़ की सुरक्षा करने की ताकीद 


नमाज़ का उद्देश्य ईश्वर स्मरण 
धैर्य और नमाज़ के साथ सहायता माँगो 


वास्तविक नमाज़ निर्लज्जता और प्रत्येक अप्रिय 


के क्रायम 


बात से रोकती है 

मोमिन का आध्यात्मिक जीवन नमाज़ 

करने पर ही टिका है 

सच्चे मोमिन का एक चिह्न :- नमाज़ निरंतरता से 
पढ़ना 

मोमिन अपनी नमाज्रों की सुरक्षा करते हैं 


मोमिन अनुनय-विनय पूर्वक नमाज़ पढ़ते 


है 


महान पुरुषों को व्यापार करना नमाज़ से 


लापरवाह नहीं करता 


मदहोशी की हालत में नमाज़ पढ़ने की मनाही 
सब नब्रियों को नमाज़ क़ायम करने का 


आदेश 


संदर्भ 
सूरः परिचय 


अल बक़रः 
आले इम्रान 
अन निसा 


अल माइद: 
अन नहल 


अल बक़रः 
अल बक़रः 
इब्राहीम 
अन निसा 
अल बक़रः 
अल बक़रः 
अल बक़रः 

ताहा 

अल बक़रः 
अल बक़रः 

अल अन्कबूत 


सूरः परिचय 
अल मआरिज 
अल मु'मिनून 
अल मु'मिनून 


अन नूर 


अन निसा 
अल अम्बिया 


आयत सं. 


2I8 
9] 
I38 
टीका 
55 टीका 
I07 


44 
III 
32 
04 


I78 

239 
IS 
46 
I54 
46 


24 


38 


44 
74 


पृष्ठ 
458 


58 
I05 
I73 


204 
507 


2 
29 
466 
65 


46 
66 
577 
I3 
4] 
760 


780 
64 
636 
636 


662 


47 
607 





- ।355 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
हज़रत इब्राहीम अलै. की अपनी संतान के लिए इब्राहीम 38,4] 468 
नमाज़ क्रायम करने की दुआ 


बनी इस्राईल से नमाज़ क़ायम करने का वचन| अल माइदः I3 I9] 

लिया जाना यूनुस 88 386 

शैतान नमाज़ से रोकने की चेष्ठा करता है अल माइद: 92 23 

विनयी व्यक्तियों के सिवा दूसरों पर नमाज़ पढ़ना| अल बकर: 46 I3 

भारी होता है 

नमाज़ में सुस्ती मुनाफिक़ का लक्षण है अन निसा 43 I74 
अत तौबः 54 347 

अहले किताब का मुसलमानों की अज़ान का| अल माइदः 59 205 

खिल्ली उड़ाना 

बे-नमाज़ी नरक का ईधन बनेंगे अल मुदस्सिर | 43, 44 | ।88 

नमाज़ों से लापरवाही करने वालों और| अल माऊन 5-7 I296 

दिखावा करने वालों के लिए तबाही की 

चेतावनी 

दैनिक नमाज़ों का समय 

सूर्य ढलने से रात छा जाने तक नमाज़ का आदेश | बनी इस्राईल 79 529 

दिन के दोनों छोर और रात के कुछ भागों में हद II5 4]6 

नमाज़ पढ़ने का आदेश 

दिन रात की सभी नमाज़ों का वर्णन सूरः परिचय 575 

नमाज़ के अन्यान्य प्रसंग 

नमाज़ से पूर्व वुज़ू करने का निर्देश अल माइदः 7 I90 

नमाज़ के स्तंभ :- खड़ा होना, झुकना, सजदः| अल हज्ज 27 622 

करना 

कुछ विशेष परिस्थितियाँ जिन में नमाज़ से पूर्व अन निसा 44 I48 

स्नान करना आवश्यक है अल माइद: 7 I90 

मजबूरी की अवस्था में तयम्मुम की अनुमति अन निसा 44 I48 
अल माइदः 7 I90 

यात्रा के समय नमाज़ छोटी पढ़ने की अनुमति अन निसा I02 I64 

युद्ध और भय की अवस्था में नमाज़ की स्थिति अन निसा I03 ]64 

जुम्अ की नमाज़ की अनिवार्यता अल जुमुअः I0 II20 

तहज्जुद की नमाज़ और उसका निर्देश बनी इस्राईल 80 529 

अल मुज्ज़म्मिल | 3-9 II8I 





- ।356 - 


शीर्षक 

नबी और रसूल 
नबी और रसूल एक ही व्यक्तित्व के दो पद हैं 
नबी की आवश्यकता 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. अल्लाह के रसूल और 
'ख़ातमुन्नबिय्यीन' (नबियों के मुहर) हैं 
'ख़ातमुन्नबिय्यीन' की व्याख्या 
नुबुव्वत समाप्त होने की विचारधारा युक्तिसंगत 
नहीं 
अल्लाह बेहतर जानता है कि रसूल का चुनाव 
कहाँ से करे 
नबी अल्लाह के आदेशानुसार कर्म करते हैं 
नबी और रसूल अल्लाह की बात से एक शब्द भी 
अधिक नहीं कहते 
अल्लाह अपने निर्वाचित रसूलों के द्वारा ही अदृश्य 
विषय प्रकट करता है 
रसूल को अधिक मात्रा में अदृश्य का ज्ञान दिया 
जाता है 
नबी को उसकी जातीय भाषा में वहइ की जाती है 
रसूल के ज़िम्मे केवल संदेश पहुँचाना होता है 
नबी और रसूल लोगों से किसी प्रकार बदला नहीं 
चाहते 
हर जाति में रसूल आये हैं 
हर जाति में अल्लाह के पथ-प्रदर्शक और 
सतर्ककारी आते रहे हैं 
शरीयत विहीन नबी जो पूर्ववर्ती शरीयत के 
अनुसार निर्णय करते रहे हैं 
नबियों और रसूलों की एक दूसरे पर श्रेष्ठता 


कुरआन में केवल कुछ नबियों का वर्णन है 


नबी और रसूल मनुष्य होते हैं 


अल अनूआम 


अल अम्बिया 
अल माइदः 
अन नज्म 
आले इम्रान 


अल जिन्न 


इब्राहीम 
अल माइदः 


हद 


अन नहूल 
अर राद 
फ़ातिर 

अल माइदः 


अल बक़रः 
बनी इस्राईल 
अन निसा 
अल मु'मिन 
इब्राहीम 
बनी इस्राईल 
अल कहफ़ 


आयत सं. 


55 
48 
4] 


I25 


II8 


I80 


27,28 


5 
I00 
30,52 


37 
8 

25 

45 


254 
56 
65 
79 
2 
94 
III 


पृष्ठ 


568 
740 
809 


796 
II73, 

908 

253 


600 


I045 
I26 


II78 


460 
26 
399,404 


494 
448 
839 
200 


72 
525 
I80 
923 
462 
532 
558 





- ।357 - 


शीर्षक संदर्भ 
नबी और रसूल मानवीय आवश्यकताओं से परे| अल अम्बिया 
नहीं होते अर राद 
अल फुर्क़न 
अल फुर्क़न 
रसूलों पर सलाम अस साफ़्फ़ात 
नबियों के आगे और पीछे रक्षक फ़रिश्ते होते हैं अल जिन्न 
नबियों और रसूलों को ईश्वरीय सहायता प्राप्त| अस साफ्फ़ात 
होती है 
अंततोगत्वा रसूल विजयी होते हैं अल मुजादल: 
अस साफ़्फ़ात 
वे अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते अल अहज़ाब 
नबियों की हत्या अथवा घोर विरोध की| अल बक़रः 
वास्तविकता आले इप्रान 
अन निसा 
रहमान अल्लाह रसूल पद प्रदान करता है सूरः परिचय 
नबी होने का दावा करने वालों का मामला| सूरः परिचय 
अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए 
नबियों को भी पूछा जाएगा कि उन्होंने किस| सूर: परिचय 
सीमा तक अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया 
नबियों की कथाओं के वर्णन का उद्देश्य सूरः परिचय 
ज़रूरी नहीं कि नबी के जीवन में ही उसकी सभी यूनुस 
भविष्यवाणियाँ पूरी हो जायें 
मनुष्य और जिन्न रूपी शैतान हर नबी के शत्रु अल अनूआम 
होते हैं 
शैतान को रसूलों के निकट फटकने की भी| सूरः परिचय 
अनुमति नहीं अश शुअरा 
हर नबी को झुठलाया जाता है अल मु'मिनून 
नबी और रसूलों का उपहास किया जाता है अल अम्बिया 
या सीन 
अज़ जुखरुफ़ 
सभी रसूलों पर एक प्रकार की आपत्तियाँ होती हैं |हामीम अस सज्दः 
अज़ ज़ारियात 
नबियों के शत्रुओं को अल्लाह के छूट देने का अर्थ | आले इम्रान 


(आयत सं. 
9 
39 
8 
2l 
I82 
28 
I73 


22 
I74 
40 
62 
22,]]3 
I56 


47 टीका 


I3 


2I-23 
45 
42 
3] 

8 
44 
53, 54 
I79 


पृष्ठ 
598 
456 
673 
675 
875 
II78 
875 


I096 
875 
809 
6 
90,] 
[77 
574 
908 


265 


392 
379 


250 


685 
705 
64] 
602 
850 
957 
936 
]034 
I26 





- ।358 - 


शीर्षक 


नबियों के प्रचार माध्यमों को तोड़ने वाले शत्रुओं 
का विनाश 

नबियों के विरोधियों की तबाही और पुरातत्त्वविदों 
के द्वारा उनके अवशेषों को ढूँढ निकालना 

शीया संप्रदाय की अशुद्ध व्याख्या कि इमाम का 
दर्जा नबी से बढ़कर है 

किसी नबी के लिए संभव नहीं कि वह स्वयं को 
अथवा फ़रिश्तों को रब्ब बनाने की शिक्षा दे 
अंत्ययुग में सभी रसूलों के आविर्भाव होने की 
वास्तविकता 

नबियों की प्रतिज्ञा 

नबियों की प्रतिज्ञा का वर्णन 


हज़रत मुहम्मद सल्ल. से भी प्रतिज्ञा ली गई 


बनी इस्राईल से भी प्रतिज्ञा ली गई 
नरक 
नरक चिरस्थायी नहीं है 
नरक दिलों पर लपकने वाली आग है 
नरक का ईधन आग और पत्थर होंगे 
झूठे उपास्य और उनके उपासक नरक का ईधन 
होंगे 


नरक वासियों का भोजन और उसके गुण 


नरक के उन्नीस फ़रिशतों की वास्तविकता 


संदर्भ 
अल क़लम 
अल आ'राफ़ 
सूरः परिचय 


सूरः परिचय 
अल बक़रः 
आले इम्रान 


सूरः परिचय 


आले इप्रान 
सूरः परिचय 
अल अहुज़ाब 
सूरः परिचय 
अल बक़रः 


हद 
अल हुमज़:ः 
अल बक़रः 
अल अम्बिया 


अल गाशियः 
सूरः परिचय 
अर रहमान 
अल वाक़िअः 
अल अनूआम 
मुहम्मद 
अल हाक़क़: 
अन नबा 
अल मुद्स्सिर 


आयत सं. 


45,46 
84 


I25 
टीका 
8] 


82 टीका 


94 


I08 
7,8 
25 
99 


45 
53-56 
7l 
6 
37 
25,26 
3],32 


पृष्ठ 
54 
307 

I258 


749 


33 


03 


I20] 


I04 
85 

80] 

796 
25 


]249 
]248 
I065 
I075 
239 

998 

II59 
I209 
87 





- ।359 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
सूरः परिचय I84 
प्रत्येक व्यक्ति के नरक में प्रविष्ट होने का तात्पर्य मरियम 72 570 
नेक लोग उसकी सरसराहट तक नहीं सुनेंगे अल अम्बिया I03 62 
नरकगामी न मरेगा न जियेगा अल आला I4 I247 
नरकवासियों और स्वर्गवासियों का तुलनात्मक | अल मुतफ्फिफ़ीन | 8-37 | 23.- 
वर्णन I233 
सूरः परिचय I230 
स्वर्ग और नरक की स्थूल कल्पना सही नहीं सूरः परिचय I080 
यदि समग्र बह्यांड में स्वर्ग व्याप्त हो तो नरक| सूरः परिचय I080 
कहाँ होगा हज़रत मुहम्मद सल्ल. का उत्तर 
नरकवासियों का उपमा स्वरूप वर्णन सूरः परिचय I069 
नरक का उपमा स्वरूप वर्णन सूरः परिचय I059 
अधर्मी लोग नरक का ईधन बनने वाले हैं सूरः परिचय I020 
उस पर उन्नीस निरीक्षक नियुक्त होने का अर्थ सूरः परिचय I84 
नींद 
नींद भी अल्लाह के चिह्लों में से एक चिह्न है अर रूम 24 770 
नींद आराम का साधन है अल फुर्क़ान 48 679 
अन नबा I I208 
नींद भी एक प्रकार की मृत्यु है अज़ ज़ुमर 43 899 
नूह की नौका 
अल्लाह की वहइ के अनुसार नौका निर्माण हद 38 40] 
अल मु'मिनून 28 639 
पुरातत्त्वविदों का कहना है कि वे एक दिन नूह की | सूरः परिचय 749 
नौका को खोज निकालेंगे 
अंत्ययुग में एक नूह की नौका निर्मित की जाएगी | सूर: परिचय II68 
न्याय 
अल्लाह न्याय करने का आदेश देता है अन नहूल 9] 504 
अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है अल हुजुरात I0 I0I7 
न्याय करो, चाहे सगे संबंधियों के विरुद्ध ही| अल अनूआम I53 26I 
करना पड़े 
किसी जाति की शत्रुता तुम्हें न्याय से न रोके अल माइदः 9 I9] 
न्याय पर डटे रहना ही सफलता की ज़मानत है सूरः परिचय I230 
न्याय और उपकार करने का आदेश अन नहल 9] 504 





- ।360 - 


शीर्षक 
न्याय से अगला चरण उपकार 
न्याय और उपकार के बाद 
सगे संबंधियों की सहायता करना है 
प 
पूजीवाद 
पूँजीवादी व्यवस्था 'ख़न्नास' है 
पक्षी 
पक्षियों की विचित्र बनावट 
पक्षियों की उपासना और स्तुति करना 
आध्यात्मिक पक्षियों का वर्णन 
हज़रत इब्राहीम अलै. को चार पक्षी सिधाने का 
निर्देश 
हज़रत ईसा अलै. का पक्षी सृजन करने का तात्पर्य 


अगला चरण 


हज़रत दाऊद अलै. के लिए पक्षियों को सेवाधीन 
किया जाना 
हज़रत सुलैमान अलै. की पक्षियों की सेना 
पक्षियों की भाषा की वास्तविकता 
खाना का'बा की सुरक्षा के लिए झुण्ड के झुण्ड 
पक्षियों का भेजा जाना 
स्वर्गवासियों के लिए पक्षियों का माँस 
परलोक 
प्रत्येक नबी ने मृत्योपरांत पुनर्जीवित होने पर 
ईमान लाने की शिक्षा दी है 
परलोकीन जीवन की आवश्यकता 
परलोकीन जीवन का एक प्रमाण 
परलोकीन जीवन ही वास्तविक जीवन है 
इहलोक से परलोक उत्तम है 


परलोक में अल्लाह का दर्शन 
प्रत्येक कर्म का प्रतिफल मिलेगा 


संदर्भ 
अन नहल 
अन नहल 


आले इम्रान 
अल माइदः 
साद 
अल अम्बिया 
अन नम्ल 
सूरः परिचय 
अल फील 


अल वाक्रिअ: 


टीका 


यूनुस 
सूरः परिचय 
अल अन्कबूत 
अन निसा 
बनी इस्राईल 
यूसुफ़ 
अल क्रियाम: 
अल कहफ़ 
ता हा 


आयत सं. 
9] 
9] 


42 


50 
III 
20 
80 
I8 


22 


78 
22 
II0 
24 
50 
6 


पृष्ठ 
504 
504 


I305 


486 

663 

43 
45 


96 
29 
879 
608 
7]4 
708 
I294 


I073 


993 


368 
I202 
763 
I56 
5]9 
444 
I93 
548 
577 





- 36] - 


शीर्षक संदर्भ 
उस दिन सत्य ही भारी सिद्ध होगा अल आ राफ़ 
धरती और आकाश विनाश के ब्लेकहॉल में प्रविष्ट टीका 
कर दिये जाएँगे 
इहलोक में जो ज्ञान-दृष्टि से वंचित है वह| बनी इस्राईल 
परलोक में भी ज्ञान-दृष्टि से वंचित होगा 
परलोकीन उत्थान के बारे में बाह्य शब्दावली को | सूरः परिचय 
ज्यों का त्यों घटित होना नहीं समझना चाहिए 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्म-पत्र उसके गले में टंगा होगा | बनी इख्राईल 
मनुष्य के अंग-प्रत्यंग भी गवाही देंगे या सीन 


कान, आँखों और चर्म की गवाही हामीम अस सज्दः 


क़यामत के दिन भौतिक शरीर नहीं बल्कि| सूरः परिचय 
आध्यात्मिक शरीर इकट्रे किये जाएँगे 

मृत्योपरांत पुनर्जीवित होने तक के समय की| सूरः परिचय 
दीर्घता 

पुनर्जीवित होने वालों के साथ एक हाँकने वाला क्राफ़ 


और एक गवाह होगा सूरः परिचय 

हश्र (कर्म-फल प्राप्ति) के दिन अपराधियों में से ता हा 

अधिकतर नीली आँखों वाले होंगे 

परलोक के अस्वीकारियों का खंडन अल अन्‌आम 
अन्‌ नहल 

बनी इस्राईल 
या सीन 
अबस 
पर्दा 


आँखें नीची रखना पुरुष और स्त्री दोनों के लिए| अन नूर 
अनिवार्य है 


मुसलमान महिलाओं के लिए चादर का पर्दा अल अहज़ाब 

वक्षःस्थल पर ओढ़नी डालने का निर्देश अन नूर 

अधिक आयु वाली महिलाओं के लिए पर्दा में ढील अन नूर 

पर्दे के तीन समय अन नूर 

परपुरुष के समक्ष सौन्दर्य प्रकट करने की मनाही अन नूर 
पहाड़ 

पहाड़ स्थिर नहीं बल्कि क्रमशः चलायमान हैं अन नम्ल 


आयत सं. 


9 


73 


]4 टीका 
66 
5593 


22 


I03 


30-32 
39-4] 
50-53 
79,80 
23 


3],32 


60 
32 
6l 
59 
32 


89 


पृष्ठ 
269 
904 


528 


I069 


5]8 
855 


II90 


635 


I023 
I020 
589 


230-23| 
494 
524 
857 
I220 


659 


8।4 
659 
667 
667 
659 


427 





- 362 - 


शीर्षक 
जीवन रक्षा की व्यवस्था पहाड़ों पर निर्भर है 
पहाड़ मनुष्य और पशुओं के भोजन का साधन हैं 


पूरे किये गये 

सफ़ा और मरवा पहाड़ी अल्लाह के चिहों में से हैं 
जूदी पर्वत जहाँ तूफ़ान के बाद नूह की नौका 
ठहर गई 

तूरे-सैना और तूरे-सीनीन पर्वत श्रृंखला 


हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
विशाल पर्वत के समान श्रेष्ठता 
अमानत का जो बोझ हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर 
डाला गया पहाड़ भी उसको उठाने से डर गये 
पहाड़ से अभिप्राय कठिन परिश्रमी जातियाँ 
पहाड़ों से अभिप्राय बड़ी-बड़ी सांसारिक शक्तियाँ 
हज़रत दाऊद अलै. के लिए पहाड़ सेवाधीन किये 
गये 
हज़रत दाऊद अलै. के साथ पहाड़ों का स्तुतिगान 
करना 
पहाड़ों को टुकड़े-टुकड़े किया जाएगा 
आने वाले युग में पहाड़ रेत के समान हो जाने का 
तात्पर्य 
अंत्ययुग में पहाड़ धुनकी हुई ऊन की भाँति हो 
जाएँगे 

पानी 
पानी पर अल्लाह का सिंहासन होने का अर्थ 
धरती पर पानी की व्यवस्था 
आकाश और समुद्र के बीच पानी को जारी करना 


संदर्भ 
सूरः परिचय 
अन नहल 
अन नाज़ियात 
अल अम्बिया 
लुक़मान 


हामीम अस सज्दः 
पहाड़ों के द्वारा खाने पीने के सामान चार युगों में | हामीम अस सज्दः 


अल बकर: 


हृद 


अल मु'मिनून 
अत तूर 
अत तीन 

सूरः परिचय 


ता हा 
सूरः परिचय 


A 


9 


अल मआरिज 
अल क्रारिअः 


(आयत सं. 
I6 
33,34 
32 
II 
II 
II 


I59 
45 


2l 


73 


80 


II 


I06 


8 टीका 


पृष्ठ 
484 
490 
I26 


783 
929 
929 


4] 
403 


638 
037 
I270 
459 


86 


8.8 
I285 
608 
879 
822 


589 
574 


I63 
I286 


395 
445 
I036 





- ।363 - 


शीर्षक 
अल्लाह इस पानी को लुप्त करने पर समर्थ है 
धरती से पानी लुप्त होने के दो कारण 
पानी से प्रत्येक जीवधारी का जन्म 


पानी से मनुष्य की उत्पत्ति 
पानी से प्रत्येक प्रकार के अंकुरण की उत्पत्ति 
पानी जीविका का आधार है 
समुद्रों के द्वारा यात्रा की सुविधायें 
समुद्र खाद्य सामग्री के माध्यम हैं 

प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञापालन करने वाले नेक लोग होते हैं 
मोमिन अपनी प्रतिज्ञा की निगरानी करते हैं 
अल्लाह से की गई प्रतिज्ञा को पूरी करो 


प्रतिज्ञा पालन करने वालों को शुभ-समाचार 
प्रतिज्ञा पूरी करने वालों का दर्जा 
समझौता भंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही 
प्रतिकार (क्रिसास) 
हत्या किये गये व्यक्ति का प्रतिकार आवश्यक है 
“क़िसास' जीवन की ज़मानत है 
प्रायश्चित (तौबः) 
अल्लाह चाहता है कि तुम्हारा प्रार्याश्‍्चित स्वीकार करे 
मृत्यु के समय प्रायश्चित स्वीकार्य नहीं होगा 
अज्ञानता के कारण कुकर्म करने वाले का 
प्रायश्चित अवश्य स्वीकृत होता है 
विशुद्ध प्रायश्चित 
अल्लाह जिस का चाहे प्रायश्चित स्वीकार करता है 
प्रायश्चित करने वालों की बुराइयों को अल्लाह 
नेकियों में परिवर्तित करता है 
प्रायश्चित करने वाले स्वर्ग में प्रविष्ट किये जाएँगे 
प्लेग 


धरती का जीव (दाब्बतुल अर्ज़) प्लेग का कारण है 


संदर्भ 
अल मु'मिनून 
सूरः परिचय 
अल अम्बिया 
अन नूर 
अल फुर्क़न 
अल अन्‌आम 
अल बक़रः 
अल जासियः 
अन नहूल 


अल बक़रः 
अल मु'मिनून 
अन नहूल 
अल माइदः 
बनी इस्राईल 
अत तौबः 
आले इम्रान 
अल अन्फ़ाल 


अल बकर: 
अल बकर: 


अन निसा 
अन निसा 
अन निसा 
अत तहरीम 
अत तौबः 
अल फुर्क़ान 


मरियम 


अन नम्ल 


आयत सं. 
I9 


3] 
46 
55 
I00 
23 
3 
IS 


I78 
9 
92 
2 
35 
III 
TT 
57-60 


I79 
I80 


28 


8 


27 


7l 


6l 


83 


पृष्ठ 
637 
634 


664 
680 
247 


978 
490 


46 
636 
504 
]87 
522 
36] 
I02 
३27 


46 
43 
]39 
]39 
I40 
340 
683 


569 


726 





- 364 - 


शीर्षक 
फ़ 

फ़रिश्ते 

(देवदूत) 
फ़रिश्तों पर ईमान लाना अनिवार्य है 
फ़रिश्तों का इनकार करना पथभ्रष्टता है 
फ़रिश्ते अल्लाह को अवज्ञा नहीं करते 
फ़रिश्ते अल्लाह की सृष्टि हैं 
फ़रिश्ते भौतिक आँख से नहीं दिखते 
फ़रिश्तों का कोई लिंगभेद नहीं है 
फ़रिश्ते असंख्य हैं 
जितना अल्लाह बताता है फ़रिश्तों को केवल 
उतनी ही जानकारी होती है 
फ़रिश्ते विभिन्न योग्यताओं के अधिकारी हैं 
फ़रिश्तों के चार परों से अभिप्राय पदार्थ के चार 
मौलिक संयोजन क्षमता 
जिब्रील, मीकाईल 
रूह-उल-अमीन 
फ़रिश्ते अल्लाह की स्तुति और गुणगान करते हैं 
फ़रिश्तों का अल्लाह के समक्ष सजदः किये रहना 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर 
फरिश्तों का दुरूद भेजना 
फ़रिश्तों का मोमिनों के लिए क्षमा-प्रार्थना करना 
फ़रिश्तों का अर्श को उठाना 
अर्श को उठाने का अभिप्राय 
क़यामत के दिन अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों की 
संख्या दोगुनी होगी 
कठोर और सशक्त फ़रिश्ते 
मृत्यु का फरिश्ता 
फ़रिश्तों का कर्मलेखन करना 
फ़रिश्तों को संदेश वाहक के रूप में चुना जाना 
मोमिनों को शुभ-समाचार देना 
नबी और उनके अनुयायिओं की सहायता करना 
नबियों के विरोधियों पर अज़ाब उतारना 


संदर्भ 


अल बकर: 
अन निसा 
अत तहरीम 
अस साफ़्फ़ात 
अल अन्‌आम 
अस साफ़्फ़ात 
अल मुइस्सिर 
अल बकर: 


फ़ातिर 
सूरः परिचय 


अल बक़रः 
अश शुअरा 
अज़ ज़ुमर 
सूरः परिचय 
अल अहज़ाब 


अल मु'मिन 
अल मु'मिन 
सूरः परिचय 
अल हाक़क़: 


अत तहरीम 
अस सज्दः 

अल इन्फ़ितार 
अल हज्ज 


हामीम अस सज्दः 


आले इम्रान 
अल अन्‌आम 


आयत सं. 


I78 
37 


I5I 
9,]0 
I5I 
32 
33 


98,99 
I94 
76 


57 


7 
2 
II-]3 
76 
3],32 
I25 
I59 


पृष्ठ 


46 
I73 
I40 
873 
226 
873 
]87 


835 
833 


704 
906 
484 
8]3 


9I0 
9I0 
907 
I57 


I40 
792 
I228 
632 
933 
4 
262 





- ।365 - 


शीर्षक संदर्भ 
फ़रिश्तों को आदम के लिए सजद: करने का| अल बक़रः 


आदेश अल आ राफ़ 
बनी इस्राईल 
अल कहफ़ 
फिजूल खर्ची अल आरराफ़ 
बनी इस्राईल 
अल फुर्क़ान 
ब 
बेरी वृक्ष (सिद्रः) 


हज़रत मुहम्मद सल्ल. का अंतिम सीमा पर स्थित| अन नज्म 

बेरी वृक्ष (सिद्रतुल मुंतहा) तक पहुँचना 

सिद्रतुल मुंतहा की वास्तविकता सूरः परिचय 
बैअत 

जो लोग हज़रत मुहम्मद सल्ल. की बैअत करते हैं| अल फ़त्ह 

वास्तव में वे अल्लाह की बैअत करते हैं 

“बैअत-ए-रिज़वान करने वालों को अल्लाह की | अल फ़त्ह 

प्रसन्नता प्राप्ति की खुशखबरी 


महिलाओं की बैअत की प्रमुख बातें अल मुम्तहिनः 
ब्याज 

ब्याज की मनाही अल बकर: 

ब्याज अल्लाह के निकट नहीं बढ़ता अर रूम 


ब्याज को न छोड़ना अल्लाह और रसूल से युद्ध की| अल बक़रः 
घोषणा करने के समान है 


यहूदियों के ब्याज खाने का दुष्परिणाम अन निसा 
भ 
भरोसा 

इब्राहीम 
अत तलाक 
अल फुर्क़रान 

भविष्यवाणियाँ 

कुरआन की भविष्यवाणियाँ अवश्य पूरी होंगी सूरः परिचय 


नबी के जीवनकाल में ही उसकी सभी यूनुस 
भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं होतीं 


आयत सं. 


35 
2 
62 
5] 
32 
27 
68 


279 
40 
280 


6I,62 


3 


59 


47 टीका 


पृष्ठ 
269 
526 
548 
273 
520 
682 
I046 
]044 
I006 
I009 
III0 
80 
774 
8] 
I79 


462 
]33 


I020 
379 





- ।366 - 


शीर्षक 
कुरआन करीम की अनगिनत ऐसी भविष्यवाणियाँ 
हैं जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के देहांत के बाद पूरी होनी शुरू हुई 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की हिजरत और सफल 
प्रत्यावर्तन 


अहज़ाब युद्ध में विजय की भविष्यवाणी 


रोमवासी ईरान पर विजयी होंगे 

रोमवासियों के विजय के साथ मोमिनों के लिए भी 
खुशी का सामान (अर्थात बद्र युद्ध में विजय प्राप्ति) 
“क़ैसर और *किस्रा' (अर्थात रोम और ईरान) के 
साम्राज्यों का रेत की भाँति हो जाने का अर्थ 
अंत्ययुग में बिखरे हुए यहूदियों को फिलिस्तीन में 
एकत्रित किया जाएगा 

क़यामत तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो यहृदियों 
को दंडित करते रहेंगे 

यहूदी धरती पर दो बार उपद्रव करेंगे 

भविष्य में मुसलमानों की विजयप्राप्ति की 
भविष्यवाणी 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. का अंत्ययुगीनों में 
पुनरागमन 

एक चन्द्रमा की भविष्यवाणी जो सूर्य के पश्चात्‌ 
उसका अनुगमन करते हुए निकलेगा 

समस्त नबियों का द्योतक आविर्भूत होगा 


“याजूज' और 'माजूज' का प्रभुत्व 


Genetic Engineering (आनुवंशिकी इंजीनियरिंग) 
के आविष्कार की भविष्यवाणी 

आने वाले युग में पुरातत्त्वज्ञान की महत्वपूर्ण 
उन्नति और मनोविज्ञान की जानकारी पर ज़ोर 


संदर्भ 
यूनुस 


अल क़सस 
अल बलद 

सूरः परिचय 

अल अहज़ाब 

साद 

अल क़मर 
अर रूम 
अर रूम 


सूरः परिचय 
बनी इस्राईल 
अल आ'राफ़ 


बनी इस्राईल 
अल अहज़ाब 


अल जुमुअ: 


अश शम्स 
सूरः परिचय 
अल मुर्सलात 
सूरः परिचय 
अल अम्बिया 
अल कहफ़ 
अन निसा 


अल आदियात 


आयत सं. 
47 टीका 


86 


23 


46 
3,4 
5,6 


05 


I68 


28 


4 टीका 


97 
95 
I20 
टीका 
I0-I] 
टीका 


पृष्ठ 
379 


748 
I256 
I255 
804 
878 
I057 
767 
767 


574 


534 


303 


5I6 
806 


II8 


I259 
84 
I203 
I20] 
6]] 
556 
I68 


I283 





- ।367 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
खगोल विज्ञान की उन्नति अत तक्वीर I2 I225 
अर रहमान |38 टीका | ।064 
धरती की सीमाएँ फैलेंगी अल इन्शिक़ाक़ 4 ]235 
दो पूर्वी दिशाओं और दो पश्चिमी दिशाओं का| अर रहमान |।8 टीका | ।06! 
वर्णन और आने वाले युग की महत्वपूर्ण खोज के 
संबंध में भविष्यवाणी 
मनुष्य इस ब्रह्माण्ड को लांघने का प्रयास करेगा अर रहमान 34 I063 
समुद्रों को परस्पर मिलाया जाएगा अर रहमान 20 I062 
प्रशांत महासागर और अतलांतिक महासागर की| अल फुर्क़न |54 टीका | 680 
मध्यवर्ती रोक को हटाया जाएगा 
सुएज़ नहर बनाये जाने की भविष्यवाणी अर रहमान | 20-23 | 062 
टीका I062 
भू-गर्भ विज्ञान की उन्नति अल इन्शिक्राक़ 5 I235 
सूरः परिचय I234 
क़ब्रों में गड़े रहस्य ज्ञात किये जायेंगे अल इन्फितार 5 I228 
अल आदियात I0 I283 
धरती अपना बोझ (खज़ाना) उगल देगी अज़ ज़िल्ज़ाल 3 I28I 
नूह की नौका सुरक्षित है और समय आने पर| अल क़मर 4-]6 | 053 
निकाल ली जाएगी टीका 
पहाड़ों के समान समुद्री जहाज़ बनेंगे अर रहमान 25 I062 
अश शूरा 33 950 
समुद्रों में जहाज़रानी बहुत होगी सूरः परिचय I222 
युद्धों में पनडुब्बियों के प्रयोग की भविष्यवाणी सूरः परिचय I2I2 
ऊँट बेकार हो जाएँगे अत तक्वीर 5 I224 
सूरः परिचय I222 
अधिक संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन होगा अत तक्वीर II I224 
कुरआन अधिकता पूर्वक लिखा जाएगा अत तूर 3 I037 
आने वाले युग की सभ्य जातियों का वर्णन अत तक्वीर 9,।0 | 224 
पीड़ित अहमदियों के बारे में भविष्यवाणी कि| अल बुरूज 5-8 I239 
उनके घर जलाये जाएँगे टीका 
लड़कियों को ज़िदा गाड़ने की प्रथा समाप्त होने| अत तक्वीर 9 I224 
की भविष्यवाणी 
चिड़ियाघरों का रिवाज सूरः परिचय I222 





- ।368 - 


शीर्षक 


संसार की सभी जातियों का परस्पर संबंध 
आसमानों पर चलने फिरने वाली सृष्टि धरती 
की सृष्टि के साथ एक दिन एकत्रित कर दी 
जाएगी 

धरती पर अवस्थित कुछ ईश्वरीय साक्ष्यों का 
वर्णन 

भविष्य में ऐसी जातियाँ होंगी जिन का शासन 
Divide and Rule (फूट डालो और राज करो) के 
सिद्धांत पर आधारित होगा 

अंत्ययुग में यहूदियों और ईसाइयों का भ्रम उत्पन्न 
करना 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 


बताया गया कि सूरः अद दुखान की 
भविष्यवाणियों का प्रकटन दज्जाल के युग में होगा 
विश्वयुद्धों का विवरण 


आकाश से अग्निवर्षा 
परमाणु आक्रमणों की भविष्यवाणी 
परमाणु धूएँ की ओर इशारा 


परमाणु युद्ध में आकाश रेडियो तरंगों का विकिरण 
करेगा 

आकाश घोर प्रकंपित होगा 

नयी सवारियाँ आविष्कार होंगी 

आकाश पर उड़ने वाले जहाज़ों के संबंध में 
भविष्यवाणी 

लड़ाकू विमानों की भविष्यवाणी 

लड़ाकू विमान शत्रुओं पर बहुत पर्चे गिरायेंगे जिन 
पर संदेश लिखे होंगे 

द्रुतगामी जहाज़ों की भविष्यवाणी 


तीन विभागों वाली अग्नि का तात्पर्य 


संदर्भ 
अत तक्वीर 
अत तक्वीर 
अश शूरा 


सूरः परिचय 


अल फ़लक़ 
सूरः परिचय 


अन नास 


सूरः परिचय 


अर रहमान 
अर रहमान 
अल मआरिज 
सूरः परिचय 
अद दुख़ान 
सूरः परिचय 


सूरः परिचय 
अन नहल 
सूरः परिचय 


अल मुर्सलात 
सूरः परिचय 
अल मुर्सलात 
सूरः परिचय 


आयत सं. 


30 


5 टीका 


3-7 


40 टीका 
36 
9,I0 


3] 


पृष्ठ 
]224 
]224 
949 


I036 


]304 
]303 


I306 


969 


]064 
I063 
I63 
969 
97] 
]202 


I036 
489 
I070 


858 
858 


I203 
I20] 
I205 
I20] 





- ]369 - 


शीर्षक 
म 

मकड़ी 
मकड़ी के जाले का उदाहरण 
मकड़ी के जाले का उदाहरण देने का निहितार्थ 
मकड़ी के धागे में और जाल में शक्तिहीनता 

मक्का -विजय 

मक्का-विजय के बारे में समय से पूर्व भविष्यवाणी 


मधु / मधुमक्खी 

मधुमक्खी की ओर वहइ 
मधुमक्खी के उदाहरण से वहइ की महत्ता का वर्णन 
मधु में आरोग्य तत्व है 
मधुमक्खी और उसके मधु में सोच-विचार करने 
वालों के लिए अनेक चिह हैं 
मधुमक्खी ऐसे दास के समान है जिसे उत्तम 
जीविका दी गई हो जिसे वह आगे भी बाँटे 

मनुष्य 
अल्लाह ने मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुरूप 
पैदा किया है 
मनुष्य जन्म का उद्देश्य 
मनुष्य से उत्कृष्ट सृष्टि पैदा करने पर अल्लाह 
सक्षम है 
प्रत्येक मनुष्य से वचन लिया गया है कि वह अपने 
रब्ब पर ईमान लाये 
मनुष्य में दुराचारों और सदाचारों में प्रभेद करने 
की क्षमता 
दो ऊँचे रास्तों की ओर मनुष्य का मार्गदर्शन 


मनुष्य अपने कर्म में स्वतंत्र है 

मनुष्य की बड़ाई और सम्मान 

अल्लाह ने मनुष्य को जन्म देकर उसे अभिव्यक्त 
करने की शक्ति प्रदान की 


संदर्भ 


अल अन्कबूत 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 


अल क़सस 
अल बलद 
अन नस्र 


अन नहूल 

सूरः परिचय 
अन नहूल 
अन नहूल 


सूरः परिचय 


A 


9 


अर रूम 


अज़ ज़ारियात 
अल मआरिज 


अल हदीद 
अश शम्स 


अल बलद 
सूरः परिचय 


हामीम अस सज्दः 


बनी इस्राईल 
अर रहमान 


आयत सं. 


42 


86 


2,3 


69 


70 
70 


3] 


57 
4,42 


4,5 


पृष्ठ 


759 
750 
750 


748 
I256 
I300 


499 
485 
499 
499 


485 


772 


]034 
I66 


I083 


I259 


I256 
I255 
935 
528 
I060 





- ।370 - 


शीर्षक संदर्भ 
अल्लाह मनुष्य पर उसकी शक्ति से बढ़कर बोझ | अल मुमिनून 


नहीं डालता अत तलाक़ 
अल बक़र: 
मनुष्य की तीन श्रेणी फ़ातिर 
।. स्वयं पर अत्याचारी 
2. मध्यमार्गी 
3. नेकियों में अग्रगामी 
मनुष्य स्वयं के बारे में भली-भाँति जानता है अल क्रियाम: 


मनुष्य को वही प्राप्त होता है जिसके लिए वह| अन नज्म 
प्रयास करता है 


मनुष्य को परिश्रम करने से छुटकारा नहीं अल बलद 
मनुष्य भलाई माँगने से नहीं थकता हामीम अस सज्दः 
मनुष्य को कष्ट पहुँचता है तो वह बहुत दुआयें यूनुस 
करता है अज़ जुमर 
हामीम अस सज्दः 


मनुष्य पर जब नेमत उतरती है तो वह मुँह फेरने | हामीम अस सज्दः 


लगता है 
मनुष्य बुराई को ऐसे माँगता है जैसे भलाई माँग | बनी इस्राईल 
रहा हो 


मनुष्य की प्रकृति में उतावलापन है अल अम्बिया 
मनुष्य को लालची पैदा किया गया है अल मआरिज 
मनुष्य बड़ा कंजूस बना है बनी इस्राईल 
मनुष्य का जन्म, मरण और पुनरुत्थान इसी धरती ताहा 
से संबद्ध होने का तात्पर्य 
मनुष्य की सृष्टि और विकास 
मनुष्य जन्म से सूर्व कुछ न था मरियम 
जल से मनुष्य की उत्पत्ति अन नूर 
अल फुर्क़न 
अल मुर्सलात 
अत तारिक 
मिट्टी से मनुष्य की उत्पत्ति आले इम्रान 
अल हज्ज 
अर रूम 


आयत सं. 


63 
8 
234,287 
33 


IS 
40 


5 
50 
I3 

9,50 
52 
52 


2 


38 
20 
I0l 

56 टीका 


68 
46 
55 
2] 


60 


2l 


पृष्ठ 
643 
34 
64,84 
84] 


I93 
]048 


I256 
938 
370 


893,90] 


939 
938 


5]7 


602 
64 
533 
58] 


570 
664 
680 
I204 
]243 
99 
6]7 
770 





- 37] - 


शीर्षक 


गीली मिट्टी से मनुष्य की उत्पत्ति 


चिमट जाने वाली मिट्टी से उत्पत्ति 


गले सड़े कीचड़ से उत्पत्ति 


शुष्क खनकती हुई मिट्टी से उत्पत्ति 


वीर्य से मनुष्य की उत्पत्ति 


मिश्रित वीर्य से उत्पत्ति 


चिमट जाने वाले लोथड़े से मनुष्य की उत्पत्ति 


मनुष्य पर वानस्पत्य युग 


गर्भाशय में मनुष्य उत्पत्ति के विभिन्न चरण 


तीन अंधकारों में उत्पत्ति 


गर्भाशय में मनुष्य उत्पत्ति का अन्तिम चरण 


एक जान से जोड़ा बनाना 


मनुष्य की पुरुष और स्त्री के रूप में उत्पत्ति 
मनुष्य उत्पत्ति के तीन चरण :- उत्पत्ति, बराबर 


करना और व्यवस्थित करना 


मनुष्य के क्रमबद्ध रूप से विकास का वर्णन 


संदर्भ 
फ़ातिर 
अल मु'मिन 
अल अन्‌आम 
अस सज्द:ः 
साद 
अल मु'मिनून 
अस साफ़्फ़ात 
अल हिज 
अल हिज 
अल हिज 
अर रहमान 
अन नहूल 
या सीन 
अल क्रियाम: 
अबस 
अद दह्र 
अल अलक 
नूह 
टीका 
टीका 
अल हज्ज 
अल मु'मिनून 
सूरः परिचय 
अज़ ज़ुमर 
सूरः परिचय 
अल मु'मिनून 
अन निसा 
अन नज्म 
अल इनूफ़ितार 


सूरः परिचय 
अत तीन 


आयत सं. 


2 
68 
3 
8 
72 
3 
2 
27 
34 
27 


I3-]5 


5,6 
टीका 


पृष्ठ 
837 
92] 
225 
792 
887 
637 
86] 
476 
477 
476 
I06I 
488 
856 
II94 
I220 
II97 
I273 
II70 
II7I 
945 
6I7 
637 
780 
892 
889 
637 
33 
I049 
I228 


I269 
I270 





- 372 - 


शीर्षक 


“नीच बंदर' मनुष्य विकास सिद्धांत के संबंध में 
कुरआन की सच्चाई का एक चिह्न 
प्रारंभिक विकास के युग का वर्णन 
विकास के क्रम में सर्वप्रथम श्रवणशक्ति फिर 
दृष्टिशक्ति और फिर हृदय प्रदान किया जाना 
मनुष्य उत्पत्ति का महत्वपूर्ण युक्ति और गूढ़ रहस्य 
मनुष्य के D\A (डी.एन.ए.) में कंप्यूट्रीकृत 
प्रोग्राम 
क्लोरोफिल (हरितकी) का मनुष्य उत्पत्ति से संबंध 
आकाश गंगाये (69/9ऋ०8) भी मनुष्य जीवन पर 
प्रभाव डालती हैं 
धरती पर यदि प्राणीवर्ग न होते तो मनुष्य का 
जीवित रहना असंभव था 
प्रत्येक जान को अल्लाह ने न्यायपूर्वक उत्पन्न 
किया है 
मनुष्य में भले-बुरे में भेद करने की शक्ति वहई 
और ईशवाणी की देन है 
मनुष्य-उन्नति का युग लेखनी के आधिपत्य से 
आरंभ होता है 
प्रारंभ में एक ही भाषा थी और सभी मनुष्यों का 
रंग भी एक था 
मनुष्य 'लघुब्रह्मांड' (Micro Universe) है 
प्रत्येक मनुष्य के आगे पीछे उसके गुप्त रक्षक 
मौजूद हैं (एक विज्ञान संबंधी विषय) 

मस्जिद 
मस्जिदें विशुद्ध रूप से अल्लाह की उपासना के 
लिए होती हैं 
मस्जिद और अन्य पूजास्थलों का सम्मान 
मस्जिद जाने की विधि 
मस्जिद को स्वच्छ और पवित्र रखा जाए, 
मस्जिद से रोकना सब से बड़ा अत्याचार है 


संदर्भ 
अत तग्राबुन 


नूह 
अल बकर: 


सूरः परिचय 
अन नहल 
सूरः परिचय 


अश शम्स 


अल जिन्न 


अल हज्ज 
अल आ राफ़ 
अल बक़रः 
अल बक़रः 


आयत सं. 
I5-I9 


66 टीका 


79 


62 


4] 
32 
I26 
II5 


पृष्ठ 
I27 
II70 


II96 


645 


I058 
I070 


224 
780 


485 
498 
I258 
I259 
]49 
770 
976 
445 
]77 
625 
273 


33 
30 





- ।373 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
मस्जिद-ए-हराम से मस्जिद-ए-अक्सा की ओर| बनी इस्राईल 2 5]5 
रात्रि-विचरण 
कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से निर्मित मस्जिद को| अत तौबः I07 360 
गिराने का निहितार्थ 

मुनाफ़िक़ 
मुनाफ़िक़ का परिचय अन निसा 44 I75 
मुनाफ़िक़ आज्ञापलन का दावा केवल मुँह से करता है | अन निसा 82 I57 
मुनाफ़िक़ों के दिल की हालत से अल्लाह अवगत है | अन निसा 64 I53 
मुनाफ़िक़ों को अल्लाह और रसूल से घृणा अन निसा 62 I52 
मुनाफ़िक़ों की मुसलमानों को धर्मभ्रष्ट करने की चेष्टा | अन निसा 90 I60 
मुनाफ़िकों का अफवाह फैलाना अन निसा 63 I53 
मुनाफ़िक़ों की उपासना में सुस्ती अन निसा 43 I74 
मुनाफ़िकों के लिए पीड़ाजनक अज़ाब है अन निसा I39 I73 
अन निसा I46 I75 
मुनाफ़िकों की ओर से हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर| सूर: परिचय 332 
ख़यानत और बेईमानी का आरोप 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को मुनाफ़िक़ों की नमाज़-| अत तौबः 84 354 
जनाजः पढ़ने और उनके लिए दुआ करने की मनाही 
मुनाफ़िक़ों का भय कि कहीं उनके बारे में कुरआन| अत तौबः 64 349 
में आयत न उतर जाये 
मुबाहलः 
(एक दूसरे के विरुद्ध अमंगल की प्रार्थना करना) 

ईसाइयों को मुबाहलः की चुनौती आले इप्रान 62 99 
यहूदियों को मुबाहलः की चुनौती अल जुमुअः 7 I20 

मुश्रिक 
कृत्रिम उपास्यों के मुक्ति-माध्यम होने का खंडन | सूरः परिचय 889 
अपवित्रता से अभिप्राय मक्का के मुश्रिक सूरः परिचय 84 
मुश्रिक भी शरण मांगें तो उन्हें शरण दो अत तौबः 6 335 
शिर्क की अवस्था में मृत्यु प्राप्त करने वाले मुश्रिकों | अत तौबः II3 362 
के लिए नबी और मोमिन क्षमा-प्रार्थना न करें 

मूर्तिपूजा का खंडन 

मूर्तिपूजा करना मूर्खता है अल आ'राफ़ I39 295 
मूर्तिपूजा से बचने की दुआ इब्राहीम 36 467 





- 374 - 


शीर्षक 
मूर्तिपूजा करना पथभ्रष्टता है 
मूर्तिपूजा के विरुद्ध तर्क 
मूर्तिपूजा की वास्तविकता को उजागर करने के 
लिए हज़रत इत्राहीम अलै. का अनूठा उपाय 
मूर्तियों की अपवित्रता से बचने का निर्देश 
मूर्तिपूजा से परहेज़ करने का निर्देश 
मूर्तिपूजा करना वस्तुतः झूठ गढ़ना है 
क़यामत के दिन मूर्तिपूजक परस्पर लानत डालेंगे 
और उनका ठिकाना आग होगा 
मूर्तिपूजकों पर अल्लाह की लानत 
मूर्तिपूजा से परहेज़ करने और अल्लाह की ओर 
झुकने वालों के लिए शुभ समाचार 
मूर्ति अल्लाह तक पहुँचाने का माध्यम कदापि नहीं 
मूर्तिपूजा वस्तुतः शैतान की उपासना है 


मृत्यु 
प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है 


मरने के बाद मनुष्य इस लोक में नहीं आ सकता 

दो मृत्यु और दो जीवन का तात्पर्य 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 

द्वारा आध्यात्मिक मुर्दो को जीवनदान 

हज़रत ईसा अलै. का आध्यात्मिक मुर्दो को 

जीवित करना 

नींद भी एक प्रकार की मृत्यु है 

बैज्ञानिक मुर्दो को जीवित नहीं कर सकेंगे 

निश्चित अवधि के पूर्व या बाद की मृत्यु 

मृत्यु के बाद जी उठने तक के समय की दीर्घता 
मृत्यु के बाद जीवन 

अल्लाह ही मृत्यु के बाद जीवित करने पर समर्थ है 


अल्लाह ही जीवित करता है और मृत्यु देता है 


संदर्भ 
अल अन्‌आम 
अश शुअरा 
अल अम्बिया 


अल हज्ज 
अन नहल 

अल अन्कबूत 

अल अन्कबूत 


अन निसा 
अज़ ज़ुमर 


सूरः परिचय 
अन निसा 


अन निसा 
अल अम्बिया 
अल मु'मिनून 
अल मु'मिन 
अल अन्फ़ाल 


अल क्रियाम: 
या सीन 
अश शूरा 

अल बक़रः 

आले इम्रान 


(आयत सं.| पृष्ठ 
75 |240,24] 
7I-78 | 6१4 
59-64 | 605 
टीका 
3I 623 
37 494 
I8 |753,754 
26 755 
52,53 I50 
I8 895 
889 
I8 I68 
79 I57 
35 60! 
I0I 648 
I2 9]] 
25 3I8 
50 96 
890 
596 
3 टीका | 225 


4] 
3 


259 
I57 


635 


II95 
848 
944 
74 
I2] 





- ।375 - 


शीर्षक 


मरने वाले जीवित होकर इस लोक में नहीं लौटते 


मृत्यु के बाद जीवित होने की वास्तविकता 
मृत्यु के बाद जीवित होने की वास्तविकता को 
जानने के लिए हज़रत इब्राहीम अलै. की जिज्ञासा 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के द्वारा पुनरुज्जीवन 
मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण शुभ समाचार 
हज़रत ईसा अलै. का आध्यात्मिक मुर्दौ को 
जीवित करना 
स्पष्ट युक्ति के द्वारा आध्यात्मिक मुर्दो का 
पुनरुज्जीवन 
पवित्र जीवन प्राप्ति के उपाय 
दो बार मरना और दो बार जीवित होना 
परलोक में पुनः जीवन प्राप्ति 
एक व्यक्ति को सौ वर्ष तक मृत्यु देने के पश्चात 
पुनर्जीवित करने का तात्पर्य 

मे राज 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का मे राज 
मे राज आध्यात्मिक था 


य 
यहूदी मत 
यहूदियों की बुराइयाँ जो उनमें उनकी निर्दयता के 
दिनों में घर कर गईं थीं 
‘अभिशप्त वृक्ष' से अभिप्राय यहूदी 
यहूदियों की प्रतिज्ञा की तुलना में नबियों की 
प्रतिज्ञा का वर्णन 


संदर्भ 
अल आ'राफ़ 
यूनुस 
अल हिञ्र 
अल हज्ज 
क़ाफ़ 
अन नज्म 
अल अम्बिया 
या सीन 
अल अनूआम 
अल बक़रः 


अल अन्फ़ाल 
सूरः परिचय 
आले इम्रान 


अल अन्फ़ाल 


अन्‌ नहल 
अल मु'मिन 
अल हज्ज 
अल बक़रः 


अन नज्म 
अन नज्म 
सूरः परिचय 


(आयत सं. 
I59 
57 
24 
7 
44 
45 
96 
32 
I23 
26] 
टीका 
25 टीका 


50 


43 


98 


67 
260 


पृष्ठ 
30] 
380 
475 
6]8 
I025 
]049 
6lI 
850,85] 
252 
75 


38 
43 
96 


323 


505 

9]] 

630 
74 


I046 
I045 
]044 


5]2 


5]3 


85 
I04 





- ।376 - 


शीर्षक 

अंत्ययुग में यहूदियों का फ़िलिस्तीन पर अधिकार 
और फिर वहाँ से निकाले जाने की भविष्यवाणी 
यहूदियों का दावा कि उनके अतिरिक्त कोई स्वर्ग 
का अधिकारी नहीं 
यहूदियों के ब्याज खाने और लोगों के धन हरण 
करने और अत्याचार करने का दंड 
प्रथम एकत्रिकरण के समय यहूदियों को दंड 
यह॒दियों की ईसाइयों के साथ कयामत तक शत्रुता 
रहेगी 
यहूदियों और ईसाइयों की सामुहिक चेष्टाओं का सार 

याजूज माजूज 
याजूज माजूज के आक्रमणों से बचाव के लिए 
ज़ुल-क़र्नैन का प्राचीर निर्माण 
याजूज और माजूज का विजयारंभ 
याजूज और माजूज के आपसी युद्ध 
याजूज माजूज के युग में वैज्ञानिक मुर्दो को जीवित 
करने में सफल नहीं हो पायेंगे 

युद्ध/जिहाद 

केवल प्रतिरक्षात्मक युद्ध उचित है 


युद्ध का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना है 
युद्ध में किसी प्रकार का अत्याचार उचित नहीं 


युद्ध में समझौतों का पालन करना अनिवार्य है 

युद्ध में शत्रु से भी न्याय करना आवश्यक है 

यदि शत्रु संधि की ओर आगे बढ़े तो संधि कर 
लेनी चाहिए 

भयभीत होकर संधि करने की मनाही 

दो जातियों के युद्ध को रोकने के लिए सामुहिक 
प्रयास करने का निर्देश 

खूनी युद्ध के बिना युद्धबंदी बनाना उचित नहीं 
युद्धबंदियों को मुक्तिमूल्य लेकर अथवा दया पूर्वक 
छोड़ दिया जाये 


संदर्भ 
सूरः परिचय 


अल बक़रः 
अन निसा 


सूरः परिचय 
अल माइद: 


सूरः परिचय 
अल कहफ़ 


अल अम्बिया 
अल कहफ़ 
सूरः परिचय 


अल बक़रः 
अल हज्ज 
अल बक़रः 
अल बक़रः 
अन नहूल 
अत तौबः 
अल माइदः 
अल अन्फ़ाल 


मुहम्मद 
अल हुजुरात 


अल अन्फ़ाल 
मुहम्मद 


आयत सं. 


II2 


6], 
62 


IS 


95-97 


97 
I00 


9I,92 
40 
I94 
I9I 
]27 
4 
9 
62 


36 
I0 


68 
5 


पृष्ठ 
5]2 


30 


79 I80 


I098 
I92 


I305 


556 


6]I 
557 
596 


50-5] 
625 
5l 
50 
5I0 
334 
I9] 
328 


]002 
I06 
I07 
329 
995 





- उ377- 


शीर्षक 
राष्ट्रीय सीमाओं पर छावनियाँ बनाने का निर्देश 
यथाशक्ति युद्ध की तैयारी रखनी चाहिए 
मुक़ाबला पूरे ज़ोर और वीरता के साथ करनी चाहिए 
अल्लाह के रास्ते में युद्ध में मरने वाले शहीद होते हैं 
अल्लाह के रास्ते में युद्ध के लिए धैर्य अत्यावश्यक है 
अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों का दर्जा 


शत्रु के साथ भीषण युद्धों और उनके परिणाम 
स्वरूप उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का समाधान 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 
आप के सहाबियों के प्रतिरक्षात्मक युद्धों का वर्णन 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का आदेश 
अंतरात्मा के साथ जिहाद (अर्थात प्रयत्न) और 
उसके फलाफल 

कुरआन के द्वारा जिहाद करना बड़ा जिहाद है 

धन के द्वारा जिहाद 

तलवार के द्वारा जिहाद 


युद्ध की अनिवार्यता 


अल्लाह के रास्ते में युद्ध करने वालों से अल्लाह 
प्रेम करता है 

जिहाद के लिए तैयार किये गये घोड़ों के माथों में 
क़यामत तक के लिए बरकत 

जिहाद में भाग लेने वाले घोड़ों का वर्णन 

युद्ध में बंदी होने वालों के अधिकार 

मोमिनों को ज़बरदस्ती धर्मच्युत करने वालों के 
विरुद्ध युद्ध की अनुमति 


इज़्ज़त वाले महीनों में प्रतिरक्षात्मक युद्ध की 
अनुमति 


संदर्भ 
आले इम्रान 
अल अन्फ़ाल 
अल अन्फ़ाल 
आले इम्रान 
आले इम्रान 
अल बक़रः 
आले इम्रान 
सूरः परिचय 


सूरः परिचय 


अल हज्ज 
अल अन्कबूत 


अल फुर्क़ान 
अल अन्फ़ाल 
अल हज्ज 
सूरः परिचय 
अल बक़रः 
अल हज्ज 
अत तौबः 
अस सफ़्फ़ 


सूरः परिचय 


अल आदियात 
अन नूर 
अल बक़रः 


अल बकर: 
अल अन्फ़ाल 
अल बकर: 


(आयत सं. 
20l 
6! 
58 
I4] 
I42 
I55 
I70 


79 
70 


53 
73 
40 


2]7 
79 
73 

5 


2-6 
33,34 
I94 
टीका 
2I8 
40 टीका 
I95,2I8 


पृष्ठ 
3| 
३327 
३327 
II6 
I7 
4] 
]24 
]32 


]282 


632 
764 


680 
330 
625 
6]5 
ST 
632 
35] 
II3 


876 


I283 
660 
5] 


58 
322 
5],58 





- ।378 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
मस्जिद-ए-हराम में युद्ध अल बक़रः I92 5] 
दरिद्रता के बावजूद सहाबियों का जिहाद में| अत तौबः 92 356 
सम्मिलित होने का उत्साह 
बीमार और अपाहिज को युद्ध में शामिल न होने| अल फ़त्ह I8 I008 
की छूट 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के इनकार के परिणाम| सूर: परिचय 64 
स्वरूप भीषण युद्ध होंगे 
दुनिया के सभी युद्ध धन के कारण लड़े जाते हैं सूरः परिचय I282 
एक विश्वयुद्ध के बाद अगला विश्वयुद्ध नई तबाही | सूरः परिचय 969 
लेकर आयेगा 
इस्लाम के विरुद्ध युद्ध भड़काने वाले अपमानित होंगे | सूर: परिचय I30] 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. और आपके साथी कदापि| सूर: परिचय 3]3 
युद्ध नहीं करते यदि युद्ध के द्वारा उनका धर्म 
परिवर्तित करने की चेष्टा न की जाती 
युद्धलब्ध धन का विवरण अल अन्फ़ाल 42 323 
बद्र युद्ध 
बद्र युद्ध के समय मुसलमान बहुत कमज़ोर थे आले इम्रान I24 II3 
इस अवसर पर मुनाफ़िक़ों का आचरण अल अन्फ़ाल | 50,5। | 325 326 
मोमिनों को काफ़िर अल्प संख्या में दिखाये जाने| अल अन्फ़ाल | 44,45 | 323 324 
का यथार्थ 
बद्र युद्ध में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व| सूरः परिचय 3]2 
सल्लम की दुआओं के फलस्वरूप विजय मिली 
उहद्‌ युद्ध 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का सहाबियों को रणक्षेत्र के| आले इम्रान I22 II3 
महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठाना 
उहद युद्ध में हज़रत इस्माईल अलै. की कुर्बानी की| सूरः परिचय 85 
याद ताज़ा हुई 
युद्ध के समय सहाबियों के मतभिन्नता का नुकसान | आले इम्रान I53 II9 
खंदक / अहज़ाब युद्ध 
काफ़िरों ने चारों ओर से आक्रमण किया अल अहज़ाब II 802 
आंधी का चलना काफ़िरों की पराजय का कारण बना | अल अहज़ाब I0 802 
अल्लाह की चमत्कारिक सहायता सूरः परिचय 797 
अहज़ाब युद्ध में विजय की भविष्यवाणी अल अहज़ाब 23 804 





- ।379 - 


शीर्षक 


तबूक युद्ध 

हनैन युद्ध 

अल्लाह की सहायता 

रसूल और मोमिनों पर शांति वर्षण 


हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 


दुआ के कारण विजय मिली 
भविष्यकालीन युद्ध 


भविष्य में होने वाले युद्धो को साक्षी ठहराना 
भविष्य के युद्धों में पनडुब्ब्ियों का उपयोग होगा 


परमाणु युद्धों में आकाश से रेडियो तरंगे विकिरण 


होंगी 
भविष्य के युद्ध तीन प्रकार के होंगे 
र्‌ 
रहबानिय्यत 


(आजीवन बह्याचारी रहना) 
रहबानिय्यत अप-संस्कार है 
रोज़ा (उपवास) 
रमज़ान की महिमा 
रमज़ान के रोज़े अनिवार्य हैं 


रमज़ान के रोज़े पूरे एक माह रखने अनिवार्य हैं 


रोज़े का समय 
रोज़े रखना भलाई का कारण है 
बीमार और यात्री के लिए छूट 


रोज़े की क्षतिपूर्ति : एक दरिद्र को भोजन कराना 
रोज़ों की रातों में पत्नी-संसर्ग की अनुमति 


एतिकाफ़ में पत्नी-संसर्ग वर्जित है 
ल 
लेखनी 
लेखनी और दवात की कसम 


संदर्भ 

साद 
अल कमर 

टीका 


अत तौबः 
अत तौबः 
सूरः परिचय 


अज ज़ारियात 
अन नाज़ियात 
सूरः परिचय 
सूरः परिचय 


अल मुर्सलात 
सूरः परिचय 


अल हदीद 


अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 


अल क्लम 


आयत सं. 
I2 
46 


25 
26 


3] 


28 


I86 
84 
I86 
I88 
85 
I86 
I85 
I88 
I88 


2 


पृष्ठ 
878 
I057 
363 


339 
339 
332 


I029 
I2]4 
I22 
]202 


I205 
I20] 


I088 


48 
47 
48 
49 
48 
48 
48 
49 
49 


II50 





- 380 - 


शीर्षक संदर्भ आयत सं. 


अल्लाह तआला ने लेखनी के द्वारा ज्ञान प्रदान| अल अलक 5 
किया 
मनुष्य की उन्नति का रहस्य लेखनी में है सूरः परिचय 


मनुष्य की सभी उन्नतियों का दौर लेखनी के| सूर: परिचय 
प्रभुत्व से आरंभ होता है 
यदि दुनिया के सारे पेड़ लेखनी बन जायें तो भी| अल कहफ़ II0 
अल्लाह के वाक्य लिखित में नहीं लाये जा सकते 
लैल-तुल क़्द्र (मंगलमयी रात्रि) 


लैल-तुल-कद्र का एक अर्थ कुरआन अवतरण का| अल क्द्र 2 
युग सूरः परिचय 
अद दुख्ान 4 


हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग| सूरः परिचय 
की सर्वाधिक अंधकारमय रात्रि का वर्णन 


लैल-तुल-कद्र हज़ार महीनों से बेहतर है अल क़द्र 4 
उषाकाल के उदय तक फ़रिश्तों का अवतरण अल क़ृद्र 5 
व 
वहइ और इल्हाम 

मनुष्य के साथ ईश्वरीय वार्तालाप की तीन| अश शूरा 52 

स्थितियाँ सूरः परिचय 

मनुष्य में भले-बुरे में प्रभेद करने की क्षमता| अश शम्स 8,9 

उसकी प्रकृति में रख दी गई है 

वहइ और इल्हाम सदा जारी रहेंगे हामीम अस सज्द:| 3।-32 

मूसा अलै. की माँ की ओर वहइ ताहा 39,40 
अल क़सस 8 

हवारियों की ओर वहइ अल माइदः II2 

मधुमक्खी की ओर वहइ अन नहूल 69 

आसमानों की ओर वहइ हामीम अस सज्दः| ।3 

धरती की ओर वहइ अज़ ज़िल्ज़ाल 6 

अल्लाह की वहइ में शैतान हस्तक्षेप नहीं कर| अश शुअरा 2II- 

सकता 2]3 

विज्ञान 
सृष्टि का आरंभ सूरः परिचय 
यह ब्रह्मांड हर क्षण विस्तारशील है अज़ ज़ारियात |48 टीका 


पृष्ठ 
I273 


I272 
]49 


558 


I276 
I275 
970 

I275 


I276 
I276 


953 
942 
I259 


933 
579 
732 
220 
499 
929 
]28] 
705 


595 
I033 





- 38] - 


शीर्षक 
प्रत्येक वस्तु को जोड़ा-जोड़ा उत्पन्न किया गया है 


समग्र सृष्टि को जोड़े की आवश्यकता है 

पदार्थ का हर कण जोड़ा-जोड़ा बनाया गया है 
जीवधारियों और उद्विदों के जोड़े होने के साथ- 
साथ अणु परमाणुओं के भी जोड़े हैं 

अणु और परमाणु के भी जोड़े-जोड़े होते हैं 

द्रव्य (Mate) का जोड़ा प्रतिद्रव्य (Anti- 
matter) ह 

ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण 

वर्तमान कालीन ब्रह्मांड की आयु 


पदार्थ के चार मौलिक रासायनिक संयोजन 
क्लोरोफिल (C॥।०7०॥४]।) का मनुष्य जन्म से 
संबंध 

पक्षियों की आश्चर्यजनक बनावट 

धरती के लिए पानी की उपलब्धता की विचित्र 
व्यवस्था 

धरती से पानी लुप्त होने की दो स्थिति 

हरे-भरे पेड़ों से भी आग उत्पन्न हो सकती है 

नये आविष्कारों के द्वारा फ़रिश्तों के रहस्य को 
जानने की मनुष्य की चेष्टा 

रेडियो तरगें प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देती हैं 
मकड़ी के धागे की शक्ति और उससे निर्मित जाल 
की कमज़ोरी 

मुर्दो को जीवित करने में विज्ञान सफल नहीं होगा 
छोटे से कण में आग के बंद होने का वर्णन 
परमाणु बम विस्फोट से निकलने वाली रेडियो 
तरंगें हृदय गति बंद कर देती हैं 

क़यामत तक समाप्त न होने वाली उर्जा 

परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी, जब आकाश रेडियो 
तरंगें बरसाएगा 


संदर्भ 
अज़ ज़ारियात 
सूरः परिचय 

या सीन 
सूरः परिचय 

टीका 
सूरः परिचय 


: परिचय 
: परिचय 


श श 


: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 


4444८ 


: परिचय 
: परिचय 


श श 


: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 


4 श श 


: परिचय 
: परिचय 


श श 


: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 


श श श 


: परिचय 
: परिचय 


श श 


पृष्ठ 
I033 
446 
85] 
845 
945 
446 


846 
446 


445 
6] 
789 
833 
224 


486 
445 


634 
846 
858 


984 
750 


596 
I29] 
I29] 


47] 
969 





- 382 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
दुखान' (धुआँ) से तात्पर्य परमाणु धुआँ सूरः परिचय 969 
अमेरिका की खोज से नये विज्ञान युग का आरंभ सूरः परिचय I234 
गुप्त कार्यवाहियाँ करके पलट जाने वाली नौकाओं | सूरः परिचय I223 
को गवाह ठहराना 


अंत्ययुगीनों के समय की वैज्ञानिक प्रगति को| सूरः परिचय I20I 
गवाह ठहराना 

एक ही स्थान पर होते हुए आयाम बदल जाने से| सूरः परिचय I080 
दो वस्तुओं का परस्पर कोई संबंध नहीं रहता 

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को| सूरः परिचय I080 


सापेक्षतावाद (R९।१।४।६४) की कल्पना थी 
सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा से मनुष्य को गिनती| अर रहमान | 6 टीका | 060 


का ज्ञान हुआ 
आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी या सीन 39-4] | 85!, 

टीका 852 
उल्का पिंडों और आकाश पर राकेटों के पहुँचने | अस साफ़्फ़ात | 7-9 860 
का वर्णन टीका 


राकेटों के द्वारा अंतरिक्ष को लांघते समय| अर रहमान |36 टीका | ।064 
अञ्निशिखाओं और धुओं की बौछार 

जब तक वैज्ञानिक आकाशीय पिंडों की शिलावृष्टि | सूरः परिचय I059 
के लिए प्रतिरक्षात्मक उपाय न करें वे राकेटों में 

बैठ कर अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर सकते 

धरती और आकाश में प्रविष्ट होने और बाहर| अल हदीद 5 I082 
निकलने वाली वस्तुओं और किरणों का वर्णन 

बैक्टीरिया (अर्थात जिन्नों) की उत्पत्ति का वर्णन अल हिज्र 28 476 
सृष्टि के आरंभ में आकाश से बरसने वाली| सूरः परिचय I058 
रेडियो तरंगों के फलस्वरूप वायरस और 

बैक्टीरिया का जन्म 


वायरस और बैक्टीरिया भी जिन हैं सूरः परिचय I058 
आयतांश ''जो उसके ऊपर हो” का तात्पर्य] अल बक़रः: |27 टीका| 9 
मलेरिया के कीटाणु 

पक्षियों की विशेष बनावट की ओर संकेत अल मुल्क 20 II46 
कुरआन में आनुवंशिकी इंजीनियरिंग (७९९४८ |हामीम अस सज्द:| 2-23 | 93],932 
Engineering) के बारे में शिक्षा टीका 





- ।383 - 


शीर्षक 
प्रकाश स्वतः आँख तक पहुँचता है जिसके कारण 
आँख देखती है 
विनम्रता 
रहमान के भक्त धरती पर विनम्रता पूर्वक 
चलते हैं 
विवाह प्रसंग 
निकाह (विवाह) 
निकाह का उद्देश्य पवित्रता प्राप्ति है 
विधवाओं और दासियों के निकाह करवाने का 
आदेश 
जिन स्त्रियों से निकाह करना मना है 
अनाथ लड़की से न्याय न कर पाने की अवस्था में 
उससे निकाह न करो 
चार स्त्रियों तक से विवाह करने की अनुमति 
आजीवन अविवाहित रहना एक कु-संस्कार है 
हक़ महर 
निकाह में हक़ महर देना अनिवार्य है 
प्रसन्नता पूर्वक हक़ महर देना चाहिए 
स्त्री अपनी इच्छा से हक़ महर छोड़ सकती है 
स्त्री को स्पर्श करने से पूर्व तलाक़ देने पर हक़ 
महर आधा देना होगा 
यदि हक़ महर निश्चित नहीं हुआ था तो पति की 
आर्थिक स्थिति के अनुसार होगा 
तलाक 
तलाक देने का सही ढंग 
दो बार तलाक देकर प्रत्यावर्तत हो सकता है, 
तीसरी बार या तो प्रत्यावर्तन करना होगा अथवा 
उपकार पूर्वक विदा करना होगा और दिये गये धन 
को वापस नहीं लेने चाहिए 
तीसरी तलाक के बाद स्त्री उस पति से निकाह 
नहीं कर सकती जबतक दूसरे पुरुष के साथ 
निकाह के बाद उससे तलाक़ न हो जाये या फिर 
विधवा न हो जाये 


संदर्भ 
अल अन्‌आम 


लुक़मान 
अल फुर्क़रान 


अन निसा 
अन नूर 


अन निसा 
अन निसा 


अन निसा 
अल हदीद 


अन निसा 
अन निसा 
अन निसा 
अल बक़रः 
अल बक़रः 


अत तलाक 
अल बकर: 


अल बकर: 


आयत सं. 


I04 
टीका 
I9 
64 


25 
33 


23-25 


28 


25 


238 


237 


230 


23| 


पृष्ठ 
248 


785 
682 


42 
660 


]40-42 
]33 


33 
I088 


42 
34 
34 
66 
65, 66 


]32 
62 


62 





- 384 - 


शीर्षक 
स्त्री को छूने से पहले तलाक़ देने का औचित्य 
ख़ुलअ (स्त्री की ओर से तलाक) 
यदि पति पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमा की 
रक्षा न कर सकें तो पृथक होने की विधि 
इद्दत (पुनर्विवाह न करने की समय सीमा) 
तलाक़ शुदा स्त्री के लिए इद्दत 
विधवा के लिए इद्त 
रजोनिवृत्त स्त्री के लिए इद्वत 
इद्दत में सांकेतिक रूप से निकाह की पेशकश की 
जा सकती है, परन्तु निकाह नहीं हो सकता 
स्तन-पान 
शिशु को स्तन-पान कराने की समय सीमा 


तलाक्रशुदा पत्नी से शिशु को स्तन-पान कराने का 
नियम 

स्तन्य-दात्री माता और उसके स्तन से दूध पी हुई 
लड़की से निकाह करने की मनाही 

ईला (क़सम) 

पत्तियों से संबंध स्थापित न करने की क़सम खाने 
वालों के बारे में आदेश 

ज़िहार (पत्नी को माँ कहना) 

पत्नी को माँ कहने का प्रायश्चित्त 


माँ और पुत्र का संबंध तो अल्लाह के बनाये हए 
नियम के अनुसार होता है 
लिआन (एक दूसरे को अभिशाप देना) 
पति की ओर से पत्नी पर दुष्कर्म का आरोप 
लगाये जाने पर धमदिश 
व्यर्थ बातों से परहेज़ 
मोमिन व्यर्थ बातों से विमुख होते हैं 
रहमान के भक्त व्यर्थ बातों से परहेज़ करते हैं 
व्यापार 
व्यापार में उभय पक्ष की सहमति आवश्यक है 


संदर्भ 
अल बकर: 


अल बकर: 
अल बकर: 
अल बकर: 


अत तलाक 
अल बकर: 


अल बक़रः 
लुक़मान 
अल बक़रः 


अन निसा 


अल बकर: 


अल अहज़ाब 
अल मुजादलः 
अल मुजादलः 


अन्‌ नूर 
अल मु'मिनून 


अल फुर्क़रान 


अन निसा 


आयत सं. 
237 


230 


229 


235 


236 


234 


234 


24 


227 


पृष्ठ 
65 


62 
6l 
65 


]33 
65 


64 
784 
64 


I40 


6l 


800 
I09] 
I09] 


654 


636 


683 


43 





- ।385 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 


परस्पर क्रय विक्रय करते हुए किसी को साक्षी। अल बकर: 283 | 8।, 82 
बनाया जाये और समझौते को लिखित में लाया 
जाये 
व्यापार करना आध्यात्मिक व्यक्तियों को नमाज़।| अननूर 38 662 
पढ़ने और ज़कात देने से बेपरवाह नहीं करता 
लाभप्रद व्यापार फ़ातिर 30 840 
अस सफ़्फ़ fiyie: | Sti 
वर्तमान युग के व्यापार का विवेचन सूरः परिचय I230 
लेन-देन में नाप-तौल सही रखा जाये अल अन्‌आम I53 26I 
अल आरराफ़ 86 285 
बनी इस्राईल 36 522 
अश शुअरा |।82,83| 703 
अर रहमान 9,।0 | 060, 
I06I 
श 
शराब और नशे की बुराई 
शराब का पाप उसके लाभ से बढ़कर है अल बक़रः 220 58 
शराब पीना अपवित्र और शैतानी कर्म है अल माइदः 9] 23 
शराब के द्वारा शैतान लोगों के मध्य शत्रुता और | अल माइदः 92 23 
द्वेष उत्पन्न करना चाहता है 
नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने की मनाही अन निसा 44 I47 
शिष्टाचार 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के प्रति शिष्टाचार 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की महत्ता को ध्यान में| सूर: परिचय 799 
रखकर अत्यन्त शिष्ट आचरण करने का आदेश 
आप सल्ल. को साधारण व्यक्ति के सदृश न| अननूर 64 669 
बुलाया जाये 
आप सल्ल. के समक्ष बढ़-बढ़ कर बातें करने की| अल हुजुरात 2 I0I5 
मनाही 
आप सल्ल. के समक्ष स्वर ऊँचा करने की मनाही | अल हुजरात 3 I0I5 
नबी सल्ल. से विचार-विमर्श करने से पूर्व दान करना | अल मुजादल: | ।3,4 | ।094 
रसूल के बुलावे को अविलंब स्वीकार करना| सूर: परिचय 652 
चाहिए 





- ।386 - 


शीर्षक संदर्भ आयत सं. 


सामाजिक शिष्टाचार 
आवाज़ धीमी रखें लुक़मान 20 
लोगों से अच्छी बात कहें अल बक़रः 84 
बात-चीत न्याय पूर्वक करो अल अन्‌आम I53 
सर्वोत्कृष्ट ढंग से अपनी प्रतिरक्षा करें हामीम अस सज्द:| 35 
किसी व्यक्ति या किसी जाति का उपहास न करें | अल हुजुरात I2 
चलने-फिरने के शिष्टाचार लुक़मान 20 
रहमान के भक्त धरती पर विनम्रता पूर्वक चलते हैं| अल फुर्क़ान 64 
गृह प्रवेश के शिष्टाचार अल बक़रः I90 
अन्‌ नूर 28,29 
सभाओं में बैठने के शिष्टाचार अल मुजादलः I2 
खाने-पीने में मध्यमार्ग को अपनायें अल आ'राफ़ 32 
उपहार लेने और देने के शिष्टाचार अन निसा 87 
यात्रा करने के शिष्टाचार 
यात्रा करने से पूर्व पाथेय की चिता करनी चाहिए अल बक़रः I98 
सवारी पर सवार होने की दुआ अज़ जुख्रुफ़ | ।4,5 
जहाज़ या नौका पर सवार होने की दुआ हद 42 
शैतान 
शैतान का नरकगामी होना अल आ'राफ़ I3 
शैतान मनुष्य का शत्रु है बनी इस्राईल 54 
फ़ातिर 7 
शैतान का आदम को फुसलाना अल बक़र: 37 
हर एक पक्के झूठे पर शैतान उतरते हैं अश शुअरा |222-225 
अल्लाह की वहइ में शैतान हस्तक्षेप नहीं कर सकते अश शुअरा |2।-23 
शैतान काफ़िरों के मित्र हैं अल बक़रः 258 
अहले किताब शैतान पर ईमान लाते हैं अन निसा 52 
काफिर शैतान के रास्ते में युद्ध करते हैं अन निसा 77 
मुनाफ़िक़ शैतान से फैसले करवाना चाहते हैं अन निसा 6] 
स 
संतुलन 
हर ऊँचाई को संतुलन की आवश्यकता है सूरः परिचय 
सृष्टि रचना में संतुलन अल मुल्क 4 
सूरः परिचय 


पृष्ठ 


785 
22 
26I 
934 
I07 
785 
682 
50 
658 
I094 
273 
I59 


53 
958 
402 


269 
525 
836 


706 
705 
73 
I50 
I56 
I52 


I058 
]44 
]43 





- ।387 - 


शीर्षक 


संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 
संधि 
हुदैबिया संधि एक स्पष्ट विजय अल फ़त्ह 2 I005 
हुदैबिया संधि के अवसर पर बैअत-ए-रिज़वान अल फत्ह I9 I009 
स्त्री 

स्त्री और पुरुष एक जान या वर्ग से ही पैदा किये| अन निसा 2 33 
गये हैं अन नहूल 73 500 

सूरः परिचय I32 
पुण्य प्राप्ति में स्त्री पुरुष दोनों समान हैं आले इप्रान I96 I30 
स्त्रियों को उसी प्रकार अधिकार प्राप्त हैं जिस| अल बकर: 229 62 
प्रकार उन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं 
स्त्री पुरुषों के परिधान और पुरुष स्त्रियों के| अल बकर: I88 49 
परिधान हैं 
स्त्री को खेती कहने का तात्पर्य अल बक़रः 224 60 

टीका 
स्त्री की कमाई पर उसी का अधिकार है अन निसा 33 44 
माँ-बाप और सगे संबंधियों के छोड़े हए धन में| अन निसा 8 I35 
स्त्रियों का अधिकार है 
स्त्रियों से बलपूर्वक उत्तराधिकार छीनने की मनाही | अन निसा 20 I39 
अंत्ययुग में स्त्री के अधिकारों की ओर ध्यान अत तक्वीर |।0 टीका | ।224 
कन्या-जन्म पर अनुचित प्रथाओं की निंदा अन नहल 59,60 | 497 
केवल कष्ट पहुँचाने के उद्देश्य से तलाकशुदा| अल बकर: 232 63 
स्त्रियों को निकाह करने से न रोका जाये 
स्त्रियों की बैअत के विशेष बिंदु अल मुम्तहिनः I3 III0 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की पत्नियों को अन्य| अल अहज़ाब 33 807 
मुसलमान स्त्रियों से अधिक पवित्रता अपनाने की 
ताक़ीद 
संधि, मेल-मिलाप 
मेल-मिलाप सर्वथा उत्तम है अन निसा I29 I70 
यदि शत्रु संधि करने की ओर झुके तो संधि कर| अल अन्फ़ाल 62 328 
लेनी चाहिए 
सच्चाई 

सच्चे पुरुषों और सच्ची महिलाओं के गुण अल अहज़ाब 36 807 
मोमिन झूठी गवाही नहीं देते अल फुर्क़ान 73 683 





- ।388 - 


शीर्षक 


साफ-सीधी बात किया करो 


अल्लाह सत्य को सिद्ध करता है और असत्य का 


खंडन करता है 


सच्चाई के सामने झूठ टिक नहीं सकता 
सच्चाई झूठ को कुचल डालता है 


अल्लाह सत्य के द्वारा असत्य पर प्रहार करता है 
अल्लाह सत्य को अपने वाक्यों से सिद्ध करता है 
झूठ से परहेज़ करना चाहिए 


सतीत्व की रक्षा 


व्यभिचार के निकट भी न जाओ 


सतीत्व 


विवाह की शक्ति न रखने वाले व्यक्ति स्वयं को 


बचाये रखें 


मोमिन पुरुष और मोमिन स्त्री नज़रें नीची रखें 
सौंदर्य हराम नहीं है 
महिलायें अपना सौंदर्य अनुचित ढंग से प्रकट न करें 


सफाई और पवित्रता 
वस्त्र की स्वच्छता 


अपवित्रता से परहेज़ 
मस्जिदों को स्वच्छ और पवित्र रखने की शिक्षा 


अल्लाह पवित्र व्यक्तियों को पसंद करता है 
मस्जिदों में जाते हुए सौंदर्य अपनाने का अर्थ 
मैथुन के पश्चात शुद्ध-पूत होना आवश्यक है 


समय/दिन 


दिन (रात के विपरीत अर्थ में) 


दिन अर्थात्‌ दिन और रात 


दिन, सीमित समय के अर्थ में 


संदर्भ 
अल अहज़ाब 
अन निसा 
अल अन्फ़ाल 


बनी इस्राईल 
अल अम्बिया 
सबा 
अश शूरा 
अल हज्ज 


अल मु'मिनून 
अन नूर 

अल मआरिज 

बनी इस्राईल 
अन नूर 


अन नूर 
अल आ राफ़ 
अन नूर 


अल मुइस्सिर 
अल मुइस्सिर 
अल बक़र: 
अल हज्ज 
अत तौबः 
अल आ'राफ़ 
अल माइद: 


सबा 
अल हाक़क़: 
आले इम्रान 
अल हज्ज 
अल हाक़क़: 


(आयत सं. 
7 
I0 
9 


82 
I9 
49 
25 
3] 


6-8 
6l 
30 
33 
34 


3], 32 
33 
32 


पृष्ठ 
86 
I35 
3]5 


530 
599 
83] 
948 
623 


636 
667 
I65 
52] 
660 


659 
273 
659 


II85 
II85 
33 
622 
360 
273 
I90 


825 
I56 
94 
622 
II58 





- 389 - 


शीर्षक संदर्भ (आयत सं.| पृष्ठ 


दिन, एक हज़ार वर्ष के अर्थ में अल हज्ज 48 627 
अस सज्दः 6 79] 

दिन, पचास हज़ार वर्ष के अर्थ में अल मआरिज 5 II63 
दिन, अवधि / दीर्घ काल के अर्थ में अल फुर्क़रान 60 68] 
हामीम अस सज्दः। ।! 929 

अस सज्दः 5 79] 

हद 8 395 

अल्लाह के निकट एक वर्ष बारह महीने का है अत तौबः 36 342 


“नसी” अर्थात सम्माननीय महीनों को आगे पीछे| अत तौबः 37 342 
करना कुफ्र है 


सहाबा 

(हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वे 

अनुगामी जिन्हें आपकी संगति प्राप्त हुई) 
संपन्नता और विपन्नता में सहाबा ने हज़रत| अत तौबः II7 363 
मुहम्मद सल्ल. का साथ निभाया 
वह कपड़े जिन को नबी अपने साथ चिमटा कर| सूरः परिचय I84 
रखता है, वे सहाबा हैं 
गरीबी के बावजूद त्याग का अनूठा उत्साह अत तौब: 92 356 
मदीना के अनूसारियों का आदर्शमय त्याग अल हश्र I0 II0I 
मुहाजिरों से प्रेम अल हश्र I0 II0I 
सहाबा परस्पर भाई भाई बन गये थे आले इप्रान I04 I09 
सहाबा का प्रारस्परिक प्रेम अल फ़त्ह 30 I0II 
सहाबा का परस्पर ईर्ष्या से पवित्र होना अल हिज 48 478 
सहाबा के गुण अल फ़त्ह 30 I0II 
सहाबा को श्रेष्ठता सूरः परिचय 266 
कुर्बानियों की भाँति सहाबा को ज़िबह किया गया | सूरः परिचय 859 
उहद युद्ध में सहाबा भेड़ बकरियों के समान ज़िबह| सूर: परिचय 85 
किये गये परन्तु हज़रत मुहम्मद सल्ल. का साथ न 
छोड़ा 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और | सूरः परिचय I282 
सहाबा के प्रतिरक्षात्मक युद्धों का वर्णन 
बद्र युद्ध के समय सहाबा के लिए हज़रत मुहम्मद | सूरः परिचय 32 
५ अलैहि व सल्लम की आतुर दुआ 





- ।390 - 


शीर्षक संदर्भ 
मुहाजिर अल्लाह की कृपा और उसकी प्रसन्नता के| अल हश्र 
इच्छुक हैं 
अल्लाह तआला ने मुहाजिरों और अनूसारियों पर| अत तौबः: 
दयादृष्टि डाली 
अल्लाह उन से प्रसन्न और वे अल्लाह से प्रसन्न हैं | अत तौबः 
बैअत-ए-रिज़वान में शामिल सहाबा से अल्लाह| अल फ़त्ह 
प्रसन्न हुआ 


सहाबा को अल्लाह का समर्थन प्राप्त था अल मुजादल: 


जब वे गुफा में थे वह उन दोनों में से एक था अत तौबः 
व्यापार करना सहाबा को ईश्वर स्मरण से विस्मृत| अननूर 
नहीं करता था 

यह कहना कि व्यापार के उद्देश्य से सहाबा हज़रत | सूरः परिचय 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अकेला 

छोड़ देते थे, केवल एक मिथ्यारोप है 

मोमिनों के लिए आवश्यक है कि वे ईमान में आगे अल हृश्र 
बढ़े हुए सहाबा के लिए क्षमा की दुआ करें और 

उनसे कोई द्वेष न रखें 

अंत्ययुग में सहाबा के प्रकाश को मलिन कर दिये| सूर: परिचय 
जाने की भविष्यवाणी 


अंत्ययुगीनों में सहाबा के समरूप अल जुमुअः 
सहन शक्ति 
क्रोध पर नियंत्रण आले इम्रान 
सहानुभूति / उपकार 
निकट संबंधियों से सहानुभूति बनी इस्राईल 
प्रकाश्य और अप्रकाश्य रूप से भलाई की जाये अर राद 
अपनी पसंदीदा चीज़ें दी जायें आले इम्रान 
अल बकर: 
उपकार करने वालों से अल्लाह प्रेम करता है अल्‌ बक़रः 
उपकार जताया न जाये अल बक़रः 
उपकार से पूर्व न्याय आवश्यक है अन्‌ नहल 
नेकी और तक्वा में सहयोग करो अल माइदः 
सगे संबंधियों से सहानुभूति अर राद 
अल बकर: 


आयत सं. 
9 


I7 


I00 
9 


23 
40 
38 


4 टीका 


35 


27 
23 
93 
268 
I96 
265 
9] 


22 
I78 


पृष्ठ 
I0I 


363 


358 
I009 


I096 
344 
662 


II7 


I0I 


I222 


II8 


I5 


520 
452 
I07 
78 
52 
76 
504 
87 
452 
46 





- ।39] - 


शीर्षक 


माता-पिता से सद्व्यवहार 


माता-पिता के लिए दुआ करने का आदेश 


दरिद्रों की देखभाल 
भूखों को भोजन उपलब्ध कराना 


पड़ोसी और अधीनस्थों से सद्व्यवहार 
यात्रियों से सद्व्यवहार 


साम्यवाद 
जन-शक्ति अर्थात साम्यवाद का 'खन्नास' होना 


सिफ़ारिश 
अल्लाह को छोड़ कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं 
सिफ़ारिश (का विषय) अल्लाह के अधिकार में है 
सिफारिश केवल अल्लाह की अनुमति से होगी 


सिफ़ारिश का अधिकार केवल उसी को प्राप्त है 
जिसने रहमान (अल्लाह) से वचन ले रखा है 
सिफारिश का अधिकार केवल उसी को प्राप्त है 
जो 'सत्य' की गवाही दे 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. का विस्तृत सिफ़ारिश क्षेत्र 
कुरआन के सिवा कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं 
होगा 

सिफारिश उसी को लाभ देगी जिसके लिए रहमान 
अल्लाह अनुमति दे 


संदर्भ 
अर रूम 
बनी इस्राईल 
अन निसा 
बनी इस्राईल 
लुक़मान 
अल अन्कबूत 
अल अहक़ाफ़ 
बनी इस्राईल 
अल अहक़ाफ़ 
अज़ ज़ारियात 
अल बलद 
अद दह्र 
अन निसा 
अल बक़रः 
बनी इस्राईल 
अर रूम 


सूरः परिचय 
टीका 


अस सज्द:ः 

अज़ ज़ुमर 
यूनुस 

अन नबा 
मरियम 


अज़ ज़ुख्रुफ़ 


सूरः परिचय 
अल अन्‌आम 


ताहा 
सबा 


आयत सं. 


39 
27 
37 
24 
5 
9 
6 
25 
6 
20 
IS 
9,]0 
37 
I78 
27 
39 


5 
45 
4 

39 टीका 
88 


87 


II0 
24 


पृष्ठ 
773 
520 
46 
520 
784 
752 
988 
520 
988 
I030 
I257 
II98 
]46 
46 
520 
773 


I305 
I306 


79] 
900 
368 
I2]] 
572 


968 


367 
235 


590 
826 





- 392 - 


शीर्षक 


क़यामत के दिन कोई दोस्ती और सिफ़ारिश काम 
नहीं आयेगी 


कल्पित उपास्यों में से कोई सिफ़ारिश करने वाला 
नहीं होगा 

कल्पित उपास्यों की सिफ़ारिश काम नहीं आयेगी 
अत्याचारियों और इनकार करने वालों के लिए 
कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं होगा 


सांसारिक कार्यो में अच्छी सिफारिश 

सुधार-कर्म 
लोगों का सुधार 
अच्छी बातों का आदेश देना और बुरी बातों से 
रोकना 
लोगों से अच्छी बात करो 
परस्पर सुधार करो 

सु-धारणा 

स्वर्ग 

स्वर्ग चिरस्थायी और अबाधित है 
स्वर्ग और नरक की भौतिक कल्पना सही नहीं 
स्वर्ग आकाश के ऊपर किसी पृथक स्थान पर नहीं 
है 
यदि समग्र ब्रह्मांड में स्वर्ग ही फैला हुआ है तो 
नरक कहाँ है ? हज़रत मुहम्मद सल्ल. का उत्तर 
अहंकारी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे 
स्वर्ग से निकलने का वास्तविक अर्थ 
स्वर्ग और नरक वासियों का तुलनात्मक वर्णन 
स्वर्गवासियों के विशेष गुण 
स्वर्गवासियों का आलंकारिक वर्णन 
स्वर्ग का आलंकारिक वर्णन 
अंत्ययुग में स्वर्ग को मुत्तकियों के निकट कर दिया 
जाएगा 


संदर्भ 
अन नज्म 
अल मुइस्सिर 
अल बकर: 


अल अन्‌आम 
अर रूम 
या सीन 
अल आ राफ़ 
अल मु'मिन 
अश शुअरा 
अन निसा 


अन निसा 
आले इम्रान 


अल बक़रः 
अल अन्फ़ाल 
अल हुजुरात 


हद 
सूरः परिचय 
आले इम्रान 


सूरः परिचय 


अल आ'राफ़ 
सूरः परिचय 
: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 
: परिचय 
क़ाफ़ 


त श श श 


आयत सं. 


24 
49 
49, 24, 
255 
95 
4 
24 
54 
I9 
I0I 
86 


II5 
II 


84 


I09 


I34 
टीका 


4] 


32 


पृष्ठ 
047 
II88 
3,32, 
72 
245,246 
769 
850 
278 
9]2 
696 
I59 


67 
II0 


22 
3।4 
I07 


4]5 
I080 
I5 


I080 


275,276 
266 
I230 
II96 
I069 
I059 
I024 





- ।393 - 


शीर्षक 
ह 

हज्ज 
समर्थ व्यक्ति के लिए हज्ज की अनिवार्यता 
निर्धारित महीना की निर्द्धिष्ट तिथियों में हज्ज 
होता है 
हाजी को जिन बातों से बचना चाहिए, 
हज्ज के धार्मिक कृत्य 
सफ़ा और मरवा पहाड़ की परिक्रमा 
अरफ़ात से लौटते हए मश्अर-ए-हराम में रुकना 
चाहिए 
जब तक कुर्बानी अपने स्थान तक न पहुँचे सिर न 
मुंडवाया जाये 
हज्ज से रोके जाने वाले के लिए कुर्बानी 
कुर्बानी के बाद सिर के बाल मुंड़वाये भी जा 
सकते हैं और काटे भी जा सकते हैं 
कुर्बानी देने से पूर्व सिर मुंडवाने पर प्रायश्चित 
उम्रा करना 
हज्ज के साथ उप्रा को मिला कर करना 
हज्जे-अकबर (बड़े हज्ज) से अभिप्राय 
एहराम की अवस्था में शिकार करना मना है 
एहराम खोलने के बाद शिकार की अनुमति 

हत्या 
एक व्यक्ति की हत्या समूची मानवता की हत्या 
करना है 
जान-बूझ कर हत्या करने का दंड 
मोमिन के जान-बूझ कर हत्या करने का 
परकालीन दंड 
मोमिन को भूल से हत्या करने का दंड 
जीविका की कमी के कारण संतान की हत्या न करो 


हलाल और हराम 
खाने पीने में हलाल और हराम 
हराम और हलाल का एक स्थायी सिद्धांत 


संदर्भ 


आले इम्रान 
अल बक़रः 


अल बकर: 


अल बकर: 
अल बकर: 


अल बकर: 


अल बकर: 
अल फ़त्ह 


अल बक़रः 
अल बक़रः 
अल बक़रः 
अत तौबः 
अल माइदः 
अल माइदः 


अल माइद: 


अल बक़रः 
अन निसा 


अन निसा 


अल अन्‌आम 
बनी इस्राईल 


अल बकर: 


आयत सं. 


98 
I98 


I98 


I59 
I99 


I97 


I98 
28 


]97 
]97 


I97 


96 


33 


I79 
94 


93 


I52 
32 


220 टीका 


पृष्ठ 


I08 
53 


53 


4] 
53 


52 


53 
I0lI 


52 

52 

52 
334 
2I4 
]87 


]97 


46 
]62 


6I 
260 
52] 





- 394 - 


शीर्षक 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. अपने अनुयायियों के लिए 
पवित्र वस्तुओं को हलाल और अपवित्र वस्तुओं को 
हराम ठहराते हैं 
चौपाये हलाल हैं 


समुद्री शिकार और उसका भोजन करना हलाल है 
भोजन केवल हलाल ही नहीं पवित्र भी हो 
सधाये हुए कुत्तों के द्वारा किया गया शिकार 
हलाल है 
सभी पवित्र वस्तु हलाल हैं 
मुर्दार, ख़ून, सूअर का माँस और देवताओं के 
आस्थानों पर ज़िबह होने वाले पशु हराम हैं 
एहराम की अवस्था में शिकार करना हराम है 
अहले किताब का बनाया हुआ (पवित्र) भोजन 
हलाल है 
हलाल वस्तुओं को हराम न ठहराओ 
उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त रसूल किसी और वस्तु 
को अपनी ओर से हराम घोषित नहीं कर सकता 
खाने-पीने में मध्यमार्ग अपनाने की शिक्षा 
बनी इस्राईल के लिए हलाल और हराम की शिक्षा 
हज़रत याकूब अलै. (इस्राईल) ने अपने लिए कुछ 
वस्तुओं को हराम ठहराया था 
यहूदियों पर दंड स्वरूप कुछ वस्तुओं को हराम 
ठहराया गया था 
शिष्टाचार संबंधी हलाल और हराम का वर्णन 
निकाह में हराम 
जिन महिलाओं से निकाह करना मना है 

'हिजरत (देशांतरण) 
'हिजरत करने के कारण और बरकतें 
'हिजरत करने वालों का परकालीन प्रतिफल 
'हिजरत के सांसारिक फलाफल 


संदर्भ 
अल्‌ आ'राफ़ 


अल माइद: 
अल हज्ज 
अल माइद: 
अल माइद: 
अल माइद: 


अल माइद: 
अल माइद: 


अल माइद: 
अल माइद: 


अल माइद: 
अल अनूआम 


अल आ'राफ़ 
आले इम्रान 
आले इम्रान 
अन निसा 
सूरः परिचय 
अन निसा 
सूरः परिचय 


आले इम्रान 
अन निसा 


आयत सं. 


I58 


3] 
97 
89 
5,6 


96 


88 


46 


32 


94 


94 


6I 


23-25 


I96 
I0I 


पृष्ठ 
300 


87 
623 
2]5 
2I2 
I89 


I89 
I88 


2]4 
I89 


2I2 
258 


273 
I07 
I07 
I79 
224 
]40-42 
3]3 


I30 
63 








- ।395 - 


नाम सूची 




















शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
अ 
हज़रत अबूबकर रज़ि. सूरः परिचय 3]2 
इमाम अबू हनीफ़ा रहि. टीका 340 
अबू जहल टीका I298 
अबू लहब 
अबू लहब के मारे जाने की भविष्यवाणी अल लहब 2 I30I 
असहाब-उल-फ़ील (हाथी वाले) 
इनका ख़ाना का'बा पर आक्रमण करना और इसमें | अल फील I294 
असफल होना 
हज़रत अल यसअ अलै. साद 49 884 
अल अन्‌आम 87 243 
हज़रत अय्यूब अलै. साद 45 883 
अन निसा I64 I80 
साद 42 883 
एक महान धैर्यशील नबी सूरः परिचय 876 
दुःख निवारण के लिए अल्लाह के निकट दुआ अल अम्बिया 84 609 
हज़रत अय्यूब अलै. की दुआ स्वीकृत होना और | अल अम्बिया 85 609 
उनकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होना 
हज़रत अय्यून अलै. को हिजरत करने का आदेश साद 43 883 
हज़रत अय्यूब अलै. को एक विशेष पानी से साद 43 883 
आरोग्य-लाभ 
घर-परिवार का फिर से मिलना और उन पर साद 44 883 
कृपावतरण 
हज़रत अय्यूब अलै. नूह की संतान में से थे अल अन्‌आम 85 243 
अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सुलूल 
मुनाफिकों का मुखिया सूरः परिचय I22 
आ 
हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि. अन्हा 
आरोप लगना और आरोपमुक्त होना अन नूर I2-I7 | 655,656 
आद जाति 
आद जाति की ओर हूद अवतरित हुए, अल आ'राफ़ 66 28] 





- ।396 - 




















शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
हद 5] 404 
आद जाति के निवास स्थान रेतीले टीलों वाले| अल अहक़ाफ़ 22 990 
क्षेत्र में थे 
आद जाति के लोग भवन और दुर्ग निर्माण में निपुण | अश शुअरा |।29,.30| 698 
आद और समूद के अवशेष इस्लाम के आरंभ के| अल अन्कबूत 39 757 
समय विद्यमान थे 
आद जाति के लोग मूर्तिपूजक थे हद 54 405 
रसूलों के अस्वीकारी अश शुअरा I24 698 
उन्होंने अल्लाह के चिह्लों का इनकार किया हद 60 406 
धरती में अहंकार किया हामीम अस सज्द:| 6 930 
आद जाति पर तर्क पूरा हो गया हद 58 405 
हृद अलै. से अज़ाब की माँग अल आ'राफ़ 7] 282 
प्रचंड आंधियों से उनकी तबाही अज़ ज़ारियात 42 I032 
प्रथम आद जाति की तबाही अन नज्म 5] I049 
हज़रत आदम अतै. 
आदम का जन्म रहमानिय्यत (अल्लाह की| सूरः परिचय 575 
दयाशीलता) के कारण हुआ 
धरती पर प्रथम उत्तराधिकारी अल बक़रः 3] 9 
अल्लाह ने जब आदम में अपनी रूह फूँकी तो फिर| सूर: परिचय 265 
मानव जगत को उसका आज्ञापालन करने का 
आदेश दिया 
फ़रिश्तों को आदम के लिए सजदः करने का| अल बक़र: 35 I0 
आदेश अल आ राफ़ I2 269 
बनी इस्राईल 62 526 
अल कहफ़ 5] 548 
ताहा II7 59] 
इब्लीस का आदम को सजदः करने से इनकार करना | अल बक़रः 35 I0, II 
हज़रत आदम को अल्लाह ने अपनी शक्ति के साद 76 887 
दोनों हाथों से पैदा किया 
समग्र सृष्टि पर आदम की संतान की श्रेष्ठता बनी इस्राईल गा 528 
आदम को सिखाये गये नाम अल बक़रः 32 I0 
आदम की शरीयत के चार मौलिक पक्ष ताहा I9,I20| 59] 
आदम से वचन लिया गया था ताहा II6 59] 








- ।397 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
अपने साथी (पत्नी) के साथ स्वर्ग में निवास करने। अल बक़रः 36 II 
और वृक्षविशेष से दूर रहने का आदेश अल आ'राफ़ 20 270 
आदम को बताया गया कि शैतान तेरा शत्रु है ता हा I8 59] 
शैतान का आदम से वार्तालाप ता हा I2I 59] 
हज़रत आदम से भूल हो गई । पाप का इरादा नहीं था ता हा II6 59] 
आदम और उनकी पत्नी का स्वर्ग के पत्तों से| अल आ'राफ़ 23 27I 
अपने आप को ढाँपना 
पत्तों के वस्त्र से अभिप्राय तक़वा का वस्त्र सूरः परिचय 266 
आदम पर उस के रब्ब का दयाशील होना अल बक़रः 38 II 
आदम को हिजरत का आदेश अल बक़रः 37 II 
अल बक़रः 39 II 
आदम के दो पुत्रों का कलह अल माइद: 28 I96 
हाबील की हत्या करने पर क़ाबील को पश्चाताप | अल माइद: 32 |96,97 
एक ही आदम की संतान के रंगों और भाषा में| सूर: परिचय 834 
प्रभेद के चिह्न अर रूम 23 770 
आदम से हज़रत ईसा अलै. की समानता आले इम्रान 60 99 
आसिया टीका 94 
डड 
हज़रत इब्राहीम अतै. 
इब्राहीम हज़रत नूह अलै. के अनुयायिओं में से थे | अस साफ़फ़ात 84 867 
इब्राहीम न यहूदी थे न ईसाई आले इम्रान 68 I00 
इब्राहीम अलै. की हिजरत अस साफ़्फ़ात I00 868 
अल्लाह से मुर्दो को जीवित करने की वास्तविकता | अल बकर: 26] 75 
समझना 
लोगों में हज्ज की घोषणा करने का ईश्वरीय आदेश | अल हज्ज 28 622 
इब्राहीम के ग्रंथों की उत्कृष्ट शिक्षा कुरआन में| अल आला | ।9, 20 | 247 
मौजूद है 
अल्लाह के उपकारों का वर्णन अश शुअरा | 79-83 [694-695 
इब्राहीम अलै. का दर्जा 
उनका पूरा ध्यान अल्लाह की ओर था अल अन्‌आम 80 242 
अल्लाह ने इब्राहीम को अपना मित्र घोषित किया है | अन निसा I26 I69 
उनकी सभी मित्रता और शत्रुता अल्लाह के लिए थीं | अल मुम्तहिनः 5 II08 
सूरः परिचय II06 





- ]398 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
धरती और आकाश की राजसत्ता आपको दिखाई गई | अल अनूआम 76 24] 
अल्लाह की ओर अवनत इब्राहीम अल बक़रः I36 36 
आले इप्रान 68 I00 
आले इप्रान 96 I07 
अपने-आप में समुदाय होने का अर्थ अन नहल I2 | 509,5I0 
सूरः परिचय 487 
इब्राहीम अलै. अच्छे आदर्श के प्रतीक थे अल मुम्तहिनः 5 II08 
अल बक़रः I25 33 
निष्ठापूर्ण प्रतिज्ञा-पालनकारी अन नज्म 38 I048 
इब्राहीम अत्यंत कोमल-हूदयी और सहनशील थे अत तौबः II4 362 
इब्राहीम निष्कपट-हृदयी अस साफ़्फात 85 867 
इब्राहीम के समान अपनी नमाज़ों का दर्जा बनाओ | अल बकर: I26 33 
इब्राहीमी - धर्म 
इब्राहीम का धर्म क़ायम रहने वाला धर्म है अल अनूआम I62 263 
इब्राहीमी धर्म के अनुसरण का आदेश आले इम्रान 96 I07 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को इब्राहीमी धर्म के| अन निसा I26 I69 
अनुगमन का आदेश अन नहूल I24 50 
इब्राहीम अलै. के साथ निकट संबंध रखने वाले आले इप्रान 69 I0I 
इब्राहीमी धर्म से विमुख होना मूर्खता है अल बक़रः I3] 35 
अपनी संतान को इब्राहीम अलै. का उपदेश अल बक़रः 33 35 
इब्राहीम अलै. का धर्मप्रचार 
जाति को अल्लाह की उपासना करने की शिक्षा अल अन्कबूत [7 753 
अल्लाह के अस्तित्व के बारे में एक व्यक्ति का| अल बक़रः 259 74 
बहस करना और उसको मुँह तोड़ जवाब देना 
अपने पिता आज़र के साथ धर्मचर्चा अल अन्‌आम 75 240 
मरियम 43-46 | 566,567 
आज़र की नाराज़गी और इब्राहीम को संगसार| मरियम 47 567 
करने की धमकी 
आज़र के लिए क्षमा प्रार्थना मरियम 48 567 
आज़र के लिए क्षमा-प्रार्थना एक वादा के कारण था | अत तौबः ]I4 362 
जाति के समक्ष मूर्तियों से विरक्त होने की घोषणा | अज़ जुख्रुफ़ 27 960 
मूर्तियों को तोड़ना अल अम्बिया 59 605 
इब्राहीम अलै. को आग में डाला जाना अल अम्बिया 69 606 














- ]399 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
अस साफ़्फ़ात 98 868 

आग का इब्राहीम के लिए सलामती का कारण| अल अम्बिया 70 606 
बन जाना 
जाति की असफलता अस साफ़्फ़ात 99 868 
इब्राहीम पर सलामती के लिए ईश्वरीय सुसमाचार | अस साफ़्फ़ात II0 870 
अल्लाह के दूतों का इब्राहीम के निकट शत्रुओं की | अल अन्कबूत 32 756 
तबाही के समाचार लाना 
फरिश्तों का इब्राहीम के निकट मनुष्य के रूप में| सूर: परिचय I028 
आना 
इब्राहीम का अतिथि-सत्कार हृद 70 408 
लूत अलै. की जाति के लिए सिफारिश करने से हद 77 409 
इब्राहीम अलै. को मना किया जाना 
इब्राहीम अलै. की संतान 
नेक संतान प्राप्ति के लिए दुआ अस साफ़्फात | ।0! 868 
एक ज्ञानवान पुत्र का शुभ-समाचार अल हिज्र 54 478 
इसहाक़ का शुभ-समाचार अस साफ़्फ़ात | ।।3 870 
इसहाक़ के शुभ-समाचार पर इब्राहीम अलै. की हद 73 408 
पत्नी का विस्मय 
बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक के प्राप्त होने पर| इब्राहीम 40 468 
अल्लाह के प्रति कृतज्ञता 
इसहाक के पश्चात याकूब की शुभ-सूचना हद 72 408 
एक सहनशील पुत्र का सुसमाचार अस साफ़्फ़ात | ।02 868 
पुत्र को ज़िबह करने के बारे में इब्राहीम का स्वप्न | अस साफ़फ़ात | ।03 869 
इस्माईल अलै. को ज़िबह करने के लिए माथे के| अस साफ़फ़ात I04 869 
बल लिटाना 
“महान ज़िबह' की वास्तविकता सूरः परिचय 859 
पुत्र को ज़िबह करने की परीक्षा में इब्राहीम अलै. | अस साफ़्फात | ।06 869 
की सफलता 
इब्राहीम अलै. की संतान को नुबुव्वत, पुस्तक| अन निसा 55 I50 
और तत्त्वज्ञान प्रदान किया जाना अल अन्कबूत 28 755 
ख़ाना का'बा का जीणोंद्धार 
इब्राहीम अलै. का अपनी संतान को अन्न-जल| इब्राहीम 38 468 


बिहीन घाटी में बसाना 














- ।400 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
ख़ाना का बा की नींव पक्की करना अल बक़रः I28 34 
ख़ाना का'बा को स्वच्छ और पवित्र रखने का| अल बकर: I26 33 
निर्देश 
इब्राहीम अलै. की दुआएँ 
इब्राहीम अलै. की दुआएँ अश शुअरा | 84-88 | 695 
मक्का के शांतिमय नगर बनने की दुआ इब्राहीम 36 467 
अल बक़रः I27 | 33, 34 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के आविर्भाव के लिए दुआ | अल बक़रः I30 34 
हज़रत इद्रीस अलै. 
इद्रीस अलै. धैर्यशील थे अल अम्बिया 86 609 
इरम 
आद जाति की एक शाखा अल फ़ज़ 8 I252 
हज़रत इसहाक़ अलै. 
हज़रत इब्राहीम अलै. को संतान का शुभ समाचार हद 72 408 
अस साफ़्फ़ात | ।।3 870 
अज़ ज़ारियात 29 I03] 
इसहाक़ अलै. पराक्रमी और ज्ञानी पुरुष थे साद 46 884 
ऐसे इमाम थे जो अल्लाह के आदेश से हिदायत| अल अम्बिया 74 607 
देते थे 
हज़रत इस्माईल अलै. 
अपने घरवालों को नमाज़ और ज़कात का निर्देश| मरियम 56 568 
देते थे 
इस्माईल अलै. ज़बीह-उल्लाह थे न कि इसहाक अलै. | अस साफ़फ़ात |।03-08 | 869-870 
“महान ज़िबह' की वास्तविकता सूरः परिचय 859 
अस साफ़्फ़ात ॥08 टीका| 870 
इब्राहीम अलै. के साथ ख़ाना का'बा का निर्माण अल बक़रः I28 34 
इस्माईल की विनम्रता एवं संतुष्ट स्वभाव अस साफ़्फ़ात I03 869 
परवर्ती युगीन जातियों में इस्माईल अलै. की| अस साफ़्फात | ।09 870 
कुर्बानी को सदा याद किया जाएगा 
इस्माईल अलै. की भौतिक और आध्यात्मिक| सूरः परिचय 472 
संतान में हज़रत मुहम्मद सल्ल. का जन्मलाभ 
हज़रत इलूयास अलै. अल अन्‌आम 86 243 
अस साफ़्फ़ात | ।24 87] 





- 40] - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
हज़रत इक्रमा रज़ि. टीका I298 
इम्रान (हज़रत मरियम के पिता) अत तहरीम I3 II4] 
इम्रान की पत्नी का अल्लाह के समक्ष भेंट प्रस्तुत | आले इम्रान 36 93 
करना 
इम्रान के परिजनों की महत्ता आले इम्रान 34 92 
इआन विल्सन (।27 \ils0n) टीका 387 
इब्लीस 
इब्लीस जिन्नों में से था अल कहफ़ 5] 548 
आदम को सजद: करने से इनकार अल बक़रः 35 I0 
अल आ'राफ़ I2 269 
अल हिञ्र 32 476 
बनी इस्राईल 62 526 
अल कहफ़ 5] 548 
ता हा II7 59] 
साद 75 887 
हज़रत ईसा अलै. 
हज़रत मरियम को ईसा का शुभ-समाचार आले इम्रान 46 95 
ईसा और उनकी माँ को पुरस्कृत किया जाना अल माइद: III 2I9 
बिन बाप जन्म आले इम्रान 48 96 
मरियम ARS) 563 
झरनों वाले पहाड़ी क्षेत्र में जन्म मरियम 25 564 
खजूरों के पकने के मौसम में जन्म मरियम 26 564 
पालने में बात करने का तात्पर्य आले इम्रान |47 टीका | 95 
ईसा अलै. अल्लाह के रसूल और उसके कलिमा हैं | आले इम्रान |46 टीका | 95 
टीका I82 
रूह-उल-कुदुस (पवित्र-आत्मा) के द्वारा समर्थित अल बक़रः 88 23 
अल बक़रः 254 72 
अल माइद: II] 2I9 
इहलोक और परलोक में सम्मानित होना आले इम्रान 46 95 
ईसा अलै. एक सच्चे एकेश्वरवादी रसूल थे टीका I82 
अल माइदः |।।7,।8| 22] 
ईसा अल्लाह के भक्त और उसके नबी थे मरियम 3] 565 





- 402 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
नुबुव्वत बचपन में नहीं बल्कि अधेड़ आयु में मिली | आले इम्रान |47 टीका | 95 
ईसा अलै. केवल बनी इस्राईल के लिए रसूल थे अस सफ़्फ़ 7 ]]3 
बनी इस्राईल के सब नबियों के अंत में ईसा अलै. | अल माइदः 47 20I 
का आविर्भाव 
यहदियों के तेहत्तरवें मुक्तिगामी संप्रदाय की नींव| सूरः परिचय I85 
रखी 
आदम से समानता आले इप्रान 60 99 
तौरात का ज्ञान दिया गया था आले इप्रान 49 96 

अल माइदः III 29 

तौरात की भविष्यवाणी के पात्र और उसके| आले इम्रान 5] 97 
सत्यापक 
पक्षियों का सृजन, श्वेतकुष्ठों और अंधों को| आले इप्रान 50 96 
आरोग्य प्रदान करना अल माइदः III 29 
ईसा अलै. को इंजील (शुभ-समाचार) दिया जाना | अल हदीद 28 I088 
अपने बाद 'अहमद' रसूल की शुभ-सूचना देना अस सफ़्फ़ III4 
ईसा अलै. की शिक्षा के विशेष पक्ष मरियम 32,33 | 565 
अल्लाह की ओर से ईसा अलै. को मृत्यु देने, | आले इम्रान 56 98 
उत्थित करने और पवित्र करने का समाचार 
ईसा अलै. से हवारियों का माइदा (नेमतों से पूर्ण| अल माइदः II3- 220 
थाल) उतारने की माँग I4 
माइदा उतारने के लिए ईसा अलै. की दुआ अल माइदः II5 220 
हवारियों से ईसा का यह कहना कि “अल्लाह के| आले इम्रान 53 97 
लिए कौन मेरा सहयोगी है” अस सफ़फ़ I5 III6 
माँ के साथ एक ऊँचे स्थान की ओर चले जाना अल मु'मिनून 5] 642 
शत्रुओं से बचकर कश्मीर घाटी में जाना सूरः परिचय 635 
यहूदियों का दावा कि उन्होंने मरियम के पुत्र ईसा| अन निसा I58 I78 
की हत्या कर दी 
अहले किताब के हर समुदाय के लोग ईसा की| अन निसा I60 I79 
मृत्यु से पूर्व उन पर ईमान लाएँगे 
अल्लाह के पुत्र होने का खंडन अत तौबः 30 34] 
ईसा अलै. के ईश्वरत्व का खंडन सूरः परिचय 595 
ईसा अलै. के विरुद्ध षड्यंत्र में यहृदियों की| आले इप्रान 55 98 


असफलता 














- ।403 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
फ़िलिस्तीन से प्रस्थान के बाद सेंट पॉल ने ईसा टीका 222 
को आराध्य बना दिया 
ईसा अलै. की मृत्यु आले इम्रान 56 98 
अल माइदः 76 209 
अल माइदः ti8: , |22:222 
क़यामत के दिन अल्लाह और ईसा अलै. का| अल माइदः  |77,8 | 22! 
कथोपकथन 
बनी इस्राईल के काफ़िरों पर ईसा के मुँह से| अल माइदः 79 2I0 
ला'नत 
ईसा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जाने पर| अज़ जुख़्रुफ़ 58 964 
लोगों का शोर 
हज़रत ईसा अलै. का अवतरण सूरः परिचय 956 
टीका 892 
उ 
हज़रत उस्मान रज़ि. टीका II0I 
हज़रत उज़ैर अलै. 
यहूदी उज़ैर को अल्लाह का पुत्र कहते थे अत तौबः 30 34] 
हज़रत उमर रज़ि. टीका I0I 
ए 
एलिया (देखें 'इल्यास शीर्षक भी) टीका 87] 
क 
कारून 
मूसा की जाति का एक विद्रोही व्यक्ति था अल क़सस 77 745 
क़ारून पर भौतिकवादियों का गर्व अल क़सस 80 746 
क़ारून का बुरा अंत अल क़सस 82 747 
अल्लामा कुर्तुबी टीका 563 
कुरैश 
कुरैश की दिलजोई के साधन कुरैश 2-5 I295 
कैसर (रोमन सम्राट) 
कैसर और किस्रा के साम्राज्यों की तबाही का| सूरः परिचय 574 
समाचार 
कैसर का किस्रा से पराजित होना और कुछ वर्षों, अर रूम 3,4 767 


बाद पुनः विजयी होना 














- ]404 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
'किस्रा (ईरानी सम्राट) 
किस्रा और क़ैसर के साम्राज्यों की तबाही का| सूरः परिचय 574 
समाचार 
क़ैसर को पराजित करना और कुछ वर्षों बाद| अर रूम 3,4 767 
उससे पराजित होना 
ख 
खिज्र 
लोगों में मशहूर ख़िज़ से अभिप्राय हज़रत मुहम्मद | सूरः परिचय 536 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं 
ख़ोरस (फ़ारस का सम्राट ९४८४) टीका 555 
ग 
गालिब (प्रसिद्ध कवि असदुल्लाह खाँ ग़ालिब) टीका 855 
मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी अतै. 
इल्हाम “मुझे आग से मत डराओ क्योंकि आग टीका 606 
हमारी गुलाम बल्कि गुलामों की गुलाम है ' 
सूरः अज़-जुमर की आयत ''अलैसल्लाहु| सूरः परिचय 890 
बिकाफिन्‌ अब्दहू'' (क्या अल्लाह अपने भक्त के 
लिए पर्याप्त नहीं) का इल्हाम होना 
ज़ 
हज़रत ज़करिया अतै. 
मरियम का पालन पोषण करना आले इप्रान 38 93 
ज़करिया की दुआ अल अम्बिया 90 6I0 
ज़करिया के घर चमत्कारिक पुत्रोत्पत्ति सूरः परिचय 559 
यहया नामक पुत्र का सुसमाचार मरियम 8 56I 
जालूत 
तालूत (अर्थात हज़रत दाऊद अलै.) की सेना से| अल बक़रः 250 | 69, 70 
जालूत का मुक़ाबला 
जालूत से मुक़ाबला के समय दाऊद अलै. की सेना | अल बक़रः 25] 70 
की दुआ 
दाऊद का जालूत की हत्या करना अल बकर: 252 70 
हज़रत जिब्रील (रूह-उल-अमीन) अलै. अत तह्रीम 5 II39 
अश शुअरा I94 704 
अल बक़रः 98,99 | 26 





- 405 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
जुल क़र्नैन 
ज़ुल क़र्नैन से अभिप्राय हज़रत मुहम्मद सल्ल. भी हैं | सूरः परिचय 537 
जुल क़र्नैन से अभिप्राय फ़ारस सम्राट 'खोरस' टीका 555 
(C४7८७) भी हो सकता है 
जुल क़र्नैन की पश्चिम की ओर यात्रा अल कहफ़ 87 554 
पूर्व की ओर यात्रा अल कहफ़ 9] 555 
याजूज और माजूज की रोकथाम के लिए प्राचीर| अल कहफ़ 95 556 
निर्माण 
हज़रत जुल किफ़्ल अतै. साद 49 884 
अल अम्बिया 86 609 
जुन नून (देखें 'यूनुस' शीर्षक भी) 
“नून' से अभिप्राय जुन नून मछली वाले अर्थात| सूर: परिचय I49 
हज़रत यूनुस अलै. 
हज़रत यूनुस अलै. का गुस्से में जाति को छोड़ कर| अल अम्बिया 88 609 
चले जाना 
हज़रत ज़ैद्‌ रज़ि. 
हज़रत जैनब रज़ि. से ज़ैद रज़ि. का अलगाव अल अहज़ाब 38 809 
इमाम ज़ैन-उल- आबिदीन टीका I0! 
त 
तालूत 
तालूत से तात्पर्य दाऊद अलै. ही हैं टीका 7 
तालूत को बनी इस्राईल का राजा बनाया गया अल बक़रः 248 69 
जालूत पर आक्रमण अल बकर: 250 | 69, 70 
धैर्य और स्थिरता के लिए दुआ अल बक़रः 25] 70 
जालूत को पराजित करना अल बक़रः 252 70 
तुब्बा (यमन की एक जाति) क़ाफ़ I5 I022 
अद दुखान 38 973 
द्‌ 
हज़रत दाऊद अतै. 
दाऊद अलै. हज़रत नूह अलै. की संतान में से थे | अल अनूआम 85 243 
अल्लाह की ओर से धरती में उत्तराधिकारी साद 27 880 
दाऊद अलै. को ज़बूर दी गई अन निसा I64 I80 
बनी इस्राईल 56 525 





- ।406 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
दाऊद अलै. को पक्षियों की भाषा सिखाई गयी अन नम्ल I7 74 
सुलैमान दिया गया साद 3] 88] 
दाऊद का उत्तराधिकारी सुलैमान हुआ अन नम्ल I7 74 
दाऊद को साम्राज्य प्रदान किया गया अल बक़रः 252 70 
साद 2] 879 
दाऊद को कृपा प्रदान की गई सबा II 822 
दाऊद बड़े शक्तिशाली थे साद I8 879 
दाऊद के लिए पहाड़ और पक्षी सेवा में लगाये गये थे सबा ]l 822 
सूरः परिचय 88 
अम्बिया 80 608 
साद I9 879 
दाऊद के लिए लोहा नरम किये जाने का अर्थ सबा II,I2 822 
युद्ध-कवच बनाने में निपुण अल अम्बिया 8] 608 
जालूत को वध करना अल बक़रः 252 70 
दाऊद के घरवालों को कृतज्ञता प्रकट करने का सबा 4 823 
निदेश 
दाऊद अलै. और सुलैमान अलै. का एक खेती के| अल अम्बिया 79 607 
बारे में फैसला करना 
दाऊद के एक 'कश्फ़' की वास्तविकता सूरः परिचय 876 
बनी इस्राईल के काफिरों पर दाऊद के मुँह से| अल माइदः 79 2I0 
ला'नत 
न 
नबूकद नज़र (Nabuchadnazar) टीका 5I7 
हज़रत नूह अलै. 
नबियों की प्रतिज्ञा में शामिल अल अहज़ाब 8 80] 
इस्लाम धर्म की मौलिक शिक्षाएँ वही हैं जो नूह| अश शूरा I4 945 
अलै. को दी गईं थीं 
नूह अलै. की आयु अल अन्कबूत I5 753 
अपनी जाति को धर्म प्रचार नूह 3-3 | I69, 
II70 
जाति की ओर से झुठलाना अल आ'राफ़ 65 28] 
नूह की जाति ने दूसरे नबियों को भी झुठलाया अश शुअरा I06 696 
नूह अलै. को विरोधियों की चेतावनी अश शुअरा II7 697 





- 407 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
नूह अलै. के मनुष्य होने पर आपत्ति हद 28 399 
स्वजाति का नूह अलै. को पागल और धुतकारा| अल कमर I0 I052, 
हुआ कहना I053 
विरोधियों का कहना कि तूने हमारे साथ बहुत हद 33 400 
तर्क-वितर्क किया है 
मुखियाओं का उपहास करना हद 39 40] 
नूह अलै. के अनुयायिओं को विरोधियों की ओर हद 28 399 
से निकृष्ट कहना 
जाति की ओर से अज़ाब की माँग हद 33 400 
नूह अलै. की दुआएँ हद 46 403 
हद 49 403 
अल अम्बिया 77 607 
जाति के लिए अज़ाब की दुआ नूह 22-27 | II7I, 
I72 
तूफ़ान (जलप्लावन) 
तूफ़ान आना हद 4] 402 
आवश्यक जानवरों को नौका में सवार करने का हद 4] 402 
आदेश 
नूह अलै. की नौका तख्तों और कीलों वाली थी अल क़मर 4 I053 
नूह अलै. का अपने पुत्र को बुलाना हद 43 402 
नूह अलै. के पुत्र का नौका पर सवार होने से हद 44 402 
इनकार और उसकी तबाही 
पुत्र असदाचारी होने के कारण नूह अलै. के हद 47 403 
परिवार में से नहीं था 
नूह अलै. और उनके अनुयायिओं का तूफ़ान से यूनुस 74 384 
बच जाना 
तूफ़ान थम जाने के बाद नूह अलै. को सकुशल हद 49 403, 
उतरने का निर्देश 404 
नूह अलै. की पत्नी के साथ काफ़िरों का| अत तहरीम I I4] 
उदाहरण 
नूरुद्दीन 
हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह प्रथम रज़ि. 
कुरआन की गहरी समझ सूरः परिचय 845 





9 











- ।408 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
फ़ 
फ़िरऔन 
फ़िरऔन की पत्नी का मूसा को पुत्र स्वरूप पालना | अल क़सस 9,0 | 732 
मूसा और हारून अलै. को फिरऔन और उसके यूनुस 76 384 
सरदारों की ओर भेजा जाना अल मु'मिनून 47 642 
फ़िरऔन की जाति के लिए मूसा के नौ चिह्न अन नम्ल I3 73 
फ़िरऔन का अहंकार यूनुस 84 385 
जनता में फूट डाल कर शासन करता था अल क़सस 5 73] 
रसूल की अवमानना करना अल मुज़ज़म्मिल | 7 I82 
चिह्न माँगना अल आ'राफ़ I07 290 
मूसा को जादू से प्रभावित' कहना बनी इस्राईल I02 533 
मूसा की हत्या करने का इरादा अल मु'मिन 27 9]3 
बनी इस्राईल का पीछा करना यूनुस 9] 387 
जादुगरों को इकट्ठा करना अल आरराफ़ II3 29] 
फ़िरऔन से जादुगरों का बदला माँगना अल आ'राफ़ | ।4 29] 
जादुगरों के ईमान लाने पर फ़िर२औन की झिड़की | अल आ'राफ़ | ।24 292 
फ़िरऔन और उसकी जाति के लिए मूसा की यूनुस 89 386 
अमंगल प्रार्थना 
फ़िरऔन के परिजनों पर विभिन्न प्रकार के संकट | अल आ'राफ़ I3] 293 
अल आ'राफ़ 34 294 
फिरऔन के परिजनों से बनी इस्राईल की मुक्ति अल बक़रः 50 I3 
फ़िरऔन की जाति के निर्माण कार्यो की तबाही अल आ'राफ़ I38 295 
परलोक में फ़िरऔन के परिजनों के लिए दंड अल मु'मिन 47 98 
फ़िरऔन के परिजनों में मोमिन लोग अल मु'मिन 29 94 
फ़िरऔन के परिजनों का डूबना अल बकर: 5] I3 
डूबते समय फ़िरऔन का ईमान लाना यूनुस 9] 387 
फ़िरऔन के शरीर को बचाने का वादा यूनुस 93 387 
फ़िरऔन के शव को शिक्षा के उद्देश्य से 'ममी'| सूरः परिचय I2I2 
बना कर सुरक्षित किया जाना 
फ़िरऔन की पत्नी की दुआ अत तहरीम I2 II4] 
फ़िरऔन की पत्नी की मोमिनों के साथ समानता | अत तहरीम I2 I4] 
ब 
बल्अम बाऊर अल आ'राफ़ |।77 टीका| 306 





- ।409 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
बनू नज़ीर (मदीना का एक यहूदी समुदाय) 
बनू नज़ीर के निर्वासित होने की घटना अल हश्र 3 टीका | 099 
बनी इस्राईल 
मूसा की पुस्तक केवल बनी इस्राईल के लिए| बनी इस्राईल 3 55 
हिदायत थी 
अल्लाह ने उनसे प्रतिज्ञा ली अल बक़रः 84,94 | 22,25 
अल माइद: ]3,।4 |।9,92 
उनमें से एक ने अपने समरूप के पक्ष में गवाही | अल अहक़ाफ़ I] | 986,987 
दी थी 
ईश्वरीय पुरस्कार अल बकर: 4],48, | 2,]3, 
I23 32 
यूनुस 94 388 
फ़िरऔन से मूसा की माँग कि बनी इस्राईल को| अल आ'राफ़ I06 290 
उसके साथ मिस्र से भिजवाया जाये ता हा 48 580 
बनी इस्राईल को समुद्र पार करवा कर फ़िरऔन से यूनुस 9] 387 
मुक्ति दिलाया जाना 
अपमान जनक दंड से मुक्ति अद दुख़ान 3] 972 
दो बार धरती में उपद्रव करेंगे बनी इस्राईल 5 5I6 
उनमें से काफिरों पर हज़रत दाऊद अलै. और ईसा | अल माइदः 79 2I0 
अलै. के मुँह से ला'नत अल बक़रः 89 23 
रसूलों के संबंध में बनी इख्राईल का आचरण अल बक़रः 88 23 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का और कुरआन का इनकार | अल बकर: 90 24 
बनी इस्राईल का अल्लाह को प्रत्यक्ष रूप से देखने| अल बक़रः 56 I4 
की माँग 
बनी इस्राईल को नमाज़ और ज़कात का निर्देश अल माइदः I3 I9] 
अवज्ञा करने पर नीच बंदर बन जाना अल आ राफ़ I67 303 
अल बक़रः 66 I7 
जिब्रील से उनकी शत्रुता अल बक़रः 98 26 
जीवन के प्रति सर्वाधिक लालायित अल बक़रः 97 25 
बनी इख्ाईल को मुबाहलः की चुनौति अल बक़रः 95 25 
सन्त के प्रसंग में उनकी परीक्षा अल आ राफ़ I64 302 
उनके धार्मिक विद्वानों में बुराई अत तौबः ३4 | 34,342 
उनमें से अधिकतर काफ़िरों को मित्र बनाते हैं अल माइदः 8] 2I0 














- 4]0 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
यहूदियों और ईसाइयों का शिर्क करना अत तौब: 30,3। | 34] 
यहृदियों और ईसाइयों को एकेश्वरवाद की शिक्षा अत तौबः 3] 34] 
बनी इस्राईल से प्रतिज्ञा लिया जाना अल बक़रः 94 25 
बनी इस्राईल पर अपमान, गरीबी और प्रकोप की| अल बक़रः 62 I6 
मार 
बनी इस्राईल को एक निश्चित गाय ज़िबह करने| अल बक़रः 68 I8 
का आदेश 
बनी इस्राईल के लिए हलाल और हराम की शिक्षा | आले इम्रान 94 I07 
अल अन्‌आम 47 258 
बनी इस्राईल का बारह समुदायों में बँटना अल आ'राफ़ I6] 30] 
उनके बारह सरदार नियुक्त किये गये अल माइदः I3 I9] 
उनका विभिन्न देशों में फैल जाना अल आ'राफ़ I69 303 
हज़रत ईसा केवल बनी इस्राईल की ओर आविर्भूत| आले इम्रान 50 96 
हुए थे अस सफ़्फ़ 7 II3, 
II4 
ईसा अलै. को उनके लिए अनुकरणीय उदाहरण | अज़ जुख्रुफ़ 60 964, 
बनाया गया 965 
बनी इस्राईल के एक वर्ग का ईसा मसीह पर ईमान | अस सफ़्फ़ I5 III6 
लाना 
म 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
कुरआन में हज़रत मुहम्मद सल्ल. का नाम 
मुहम्मद केवल एक रसूल हैं आले इप्रान I45 II7 
मुहम्मद तुम में से किसी पुरुष के पिता नहीं अल अहज़ाब 4] 809 
मुहम्मद पर जो कुछ उतारा गया है उस पर ईमान| मुहम्मद 3 995 
लाओ 
मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं अल फ़त्ह 30 I0II 
कुरआन में हज़रत मुहम्मद सल्ल. की उपाधियाँ 
“ता हा (पवित्र और पथ प्रदर्शक) ता हा 2 576 
“या सीन (सरदार) या सीन 2 847 
' अल मुज्ज़म्मिल' (चादर में लिपटने वाला) अल मुज़ज़म्मिल 2 I8I 
“अल मुद्स्सिर (कपड़ा ओढ़ने वाला) अल मुइस्सिर 2 II85 
“अब्दल्लाह (अल्लाह का भक्त) अल जिन्न 20 II77 














- 4]] - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
“अल इन्सान' (संपूर्ण मानव) अल अहज़ाब 73 86 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की महिमा 
आप सल्ल. का आना अल्लाह का आना था सूरः परिचय I003 
आप सल्ल. का काम अल्लाह का काम है अल अन्फ़ाल I8 37 
आप सल्ल. की बैअत अल्लाह की बैअत है अल फ़त्ह II I006 
आप सल्ल. का आज्ञापालन वस्तुत: अल्लाह का| अन निसा 8] I57 
आज्ञापालन है 
आप सल्ल. का निर्मल हृदय अल्लाह का अर्श| सूरः परिचय 907 
अर्थात सिंहासन है 
'क़ाबा-क्रौसैन' (दो धनुषों की प्रत्यंचा) का पद अन नज्म I0 I045 
'क्राबा-क्रौसेन' के पद की वास्तविकता सूरः परिचय I043 
सिर से पाँव तक प्रकाशमय अन निसा I75 I83 
अल माइदः I6 I93 
अल्लाह की ज्योति के महान द्योतक सूरः परिचय 65] 
अन नूर 36 66] 
महान अनुस्मारक अत तलाक़ I 34 
सूरः परिचय I08] 
“सिराज-ए-मुनीर' (प्रकाशकर सूर्य) अल अहज़ाब 47 8I0 
प्रशंसनीय पद पर प्रतिष्ठित होना बनी इस्राईल 80 529 
प्रशंसनीय पद की वास्तविकता सूरः परिचय 5]3 
मुहम्मद अल्लाह के रसूल और नबियों के मुहर हैं | अल अहज़ाब 4] 809 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के बारे में नबियों की प्रतिज्ञा | आले इम्रान 82 I03 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का आज्ञापालन सालेह| अन निसा 70 I54 
(सदाचारी) शहीद, सिद्दीक (सत्यनिष्ठ) और नबी 
पद दिला सकता है 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का| आले इम्रान 32 92 
अनुगमन ईशप्रेम -प्राप्ति का कारण है 
अल्लाह की निकटता का माध्यम अल माइदः 36 I98 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का व्यक्तित्व लोगों के लिए| अल अन्फ़ाल 34 320 
कवच स्वरूप है सूरः परिचय I255 
मुर्दो को जीवित करने का अर्थ अल अन्फ़ाल 25 3]8 
अल्लाह और फ़रिश्तों का हज़रत मुहम्मद सल्ल. | अल अहज़ाब 57 83 


पर दुरूद और सलाम भेजना 














- 4]2 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
सब नबियों के सरदार सूरः परिचय 266 
समग्र जगत के प्रति कृपाशील अल अम्बिया I08 63 
समग्र जगत के प्रति रहमान अल्लाह के द्योतक सूरः परिचय 596 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. सार्वभौमिक नबी हैं अल आ'राफ़ I59 30] 
सबा 29 827 
सूरः परिचय 6I4 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. पूर्व और पश्चिम के अकेले| अननूर 36 टीका | 66! 
रसूल 
आदियुगीनों और अंत्ययुगीनों को इकट्ठा करने का| सूरः परिचय III7 
माध्यम 
परलोक में सभी उम्मतों पर गवाह के रूप में आना अन निसा 42 47 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के आविभाव का उद्देश्य| अत तौबः 33 34] 
सभी धर्मो पर इस्लाम को विजयी करना 
इस्रा (रात्रि विचरण) बनी इस्राईल 2 5I5 
उच्चतम पद तक पहुँचना सूरः परिचय I044 
मे'राज अन नज्म 9-]5 | 045, 
I046 
मे राज वाला कश्फ़ सत्य है अन नज्म I2 I045 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को समग्र जगत की| सूरः परिचय 89 
आध्यात्मिक राजसत्ता प्रदान की गई 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का उपकार समाप्त होने| सूरः परिचय I297 
वाला नहीं 
मानव-जगत को सर्वाधिक भलाई पहुँचाने वाला| सूरः परिचय I08I 
व्यक्तित्व 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की सिफ़ारिश की परिधि सूरः परिचय 367 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का आविर्भाव 
आध्यात्मिक दृष्टि से घोर अंधकार युग में हज़रत| सूर: परिचय I275 
मुहम्मद सल्ल. का आविर्भाव हुआ 
जल-स्थल में उपद्रव फैल जाने पर मुहम्मद| अर रूम 42 774 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आविर्भाव हुआ 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के| अल बक़रः I30 34 
आविर्भाव के लिए इब्राहीम अलै. की दुआ 
इब्राहीम अलै. की दुआ का फल सूरः परिचय 459 





- 4]3 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का| आले इप्रान I65 I23 
आविर्भाव मोमिनों पर एक उपकार है 
रसूलों के आविर्भाव में लम्बे अंतराल के बाद| अल माइदः 20 I94 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का आविर्भाव 
सब नबियों के द्योतक सूरः परिचय 994 
निरक्षरों में आविर्भाव अल जुमुअः 3 III8 
हज़रत मूसा अलै. से समानता अल मुज़ज़म्मिल | 6 I82 
जिन नुबुव्वतों की समाप्ति फिलिस्तीन में हुई, | सूरः परिचय 52 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
यात्रा वहीं से आरंभ हाती है 
मूसा अलै. से हज़रत मुहम्मद सल्ल. की भेंट अस सज्दः |24 टीका | 794 
एक महात्मा के रूप में हज़रत मुहम्मद सल्ल. का| सूरः परिचय 536 
आविर्भाव जिसे लोग खिञ्र कहते हैं 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. को जो तत्त्वबोध प्राप्त था| सूरः परिचय 536 
उस तक पहुंचने के लिए जिस धैर्यशक्ति की 
आवश्यकता थी वह मूसा के भाग्य में नहीं था 
मुहम्मद सल्ल. ज़ुल क़र्नैन हैं सूरः परिचय 537 
तौरात और इंजील में मुहम्मद सल्ल. का उल्लेख अल आ'राफ़ I58 300 
मुहम्मद सल्ल. और उनके सहाबियों का इंजील में| अल फ़तह 30 I0I2 
वर्णन 
'अहमद' सल्ल. के बारे में मरियम के पुत्र सा| अस सफ़्फ़ 7 III4 
की शुभ-सूचना 
सच्चे अहले किताब मुहम्मद सल्ल. को खूब| अल अनू्‌आम 2] 228 
पहचानते हैं 
ईसाइयों के एक समुदाय ने मुहम्मद सल्ल. की| अल माइदः 84 22 
सच्चाई को पहचान लिया 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. तौरात और पूर्ववर्ती पुस्तकों | अल बक़रः I02 26 
की भविष्यवाणियों को पूरा करने वाले हैं 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का उत्तम आचरण 
उत्तम आचरण के पद पर अधिष्ठित अल क़लम 5 I50 
मुहम्मद सल्ल. की पत्नियाँ मोमिनों की माँ हैं अल अहज़ाब 7 80] 
कोमल हृदयी, मृदु भाषी आले इम्रान I60 I2I 
मुहम्मद सल्ल. ज़बरदस्ती करने वाले नहीं क़ाफ़ 46 I026 














- 4]4 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
मोमिनों के प्रति अत्यंत कृपालु और बार-बार दया| अत तौबः I28 366 
करने वाला 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हृदय| सूरः परिचय 333 
दयालु और कृपालु अल्लाह का जीवंत उदाहरण है 
सृष्टि के प्रति मुहम्मद सल्ल. की करुणा अल कहफ़ 538 
अश शुअरा 4 687 
फ़ातिर 9 836 
ईशकोपग्रस्तों के लिए मुहम्मद सल्ल. की वेदना सूरः परिचय 392 
मुहम्मद सल्ल. लोगों के ऊपर दारोगा नहीं हैं अल गाशियः 23 I250 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को निरंतर| सूरः परिचय I036 
उपदेश करने का निर्देश 
क्षमा का अनुपम दृष्टांत सूरः परिचय I22 
अल मुनाफ़िकून | 7 II24 
मुहम्मद सल्ल. के सद्गुणों का वर्णन सूरः परिचय I267 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर अल्लाह की अनुकंपा 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. पर अल्लाह की अनुकंपा अन निसा II4 I67 
अल्लाह की इच्छा को समझने वाले सूरः परिचय 537 
मुहम्मद सल्ल. को फुर्क़ीन अर्थात महान कसौटी | सूरः परिचय 670 
दी गई 
सात बार-बार दोहराई जाने वाली आयतें और| अल हिञ्र 88 48] 
महानतम कुरआन का दिया जाना 
मुहम्मद सल्ल. का हर आने वाला क्षण पहले क्षण| अज़ ज़ुहा 5 I265 
से बेहतर है 
ईश्वरीय सुरक्षा का वादा अल माइदः 68 207 
अत तूर 49 I04] 
अल्लाह ने आप सल्ल. से कभी घृणा नहीं की अज़ ज़ुहा 4 I265 
'हिजरत (देशांतरण) अत तौबः 40 344 
मुहम्मद I4 997 
मदीना हिजरत के समय शांति का अवतरण अत तौबः 40 344 
मुहम्मद सल्ल. कवि नहीं थे अत तूर 3] I039 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की निरक्षरता 
अल आ'राफ़ I58 300 
अल आ'राफ़ I59 30] 














- ]4]5 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
अल अन्कबूत 49 760 
अश शूरा 53 953 
रसूल होने की ज़िम्मेदारियाँ 
मुहम्मद सल्ल. की रिसालत के प्रमुख कर्त्तव्य अल बक़रः I30 34 
अल जुमुअः 3 III8 
आप सल्ल. पर बहुत भारी ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं | अल मुज़ज़म्मिल | 6 II8] 
मुहम्मद सल्ल. पर डाली जने वाली अमानत के| अल अहज़ाब 73 8]6 
भार के भय से पहाड़ भी टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे 
मुहम्मद सल्ल. का स्वयं पर अत्याचार करने और| अल अहज़ाब |73 टीका | 86 
अनजान होने का अर्थ 
अल्लाह की ओर बुलाने का आदेश (धर्म प्रचार) अल हज्ज 68 630 
अल हिज्र 95 482 
अल माइदः 68 207 
अल बकर: I20 32 
अश शुअरा 2I5 706 
अल्लाह के पथ में युद्ध करने का निदेश अन निसा 85 I58 
मोमिनों से प्रेम और दयापूर्ण बर्ताव करने का आदेश | अश शुअरा 2I6 706 
क्षमा करने को दिनचर्या का अंग बनाने की शिक्षा अल हिज्र 86 48] 
स्वयं को तथा सहाबा को दृढ़ बनने का निर्देश हद II3 4]6 
ज्िम्मेदारियों की चिता से बूढ़ा हो जाना सूरः परिचय 392 
सहाबा से परामर्श करने का आदेश आले इप्रान I60 I22 
मुहम्मद सल्ल. से भी नबियों की सहायता करने| सूरः परिचय 797 
की प्रतिज्ञा ली गई अल अहज़ाब 8 80] 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. का अदृश्य ज्ञान 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अदृश्य यूसुफ़ I03 443 
विषय की बहुत जानकारी दी गई सूरः परिचय II74 
सूरः परिचय 445 
सूरः परिचय II36 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अदृश्य विषय | अल तक्वीर 25 I226 
को बताने में कंजूसी नहीं करते थे 
निजी इच्छा से बात नहीं करते थे अन नज्म 4,5 I045 
स्वयं अदृश्य विषय के जानकार नहीँ थे अल अनूआम 5] 234 
अल आ'राफ़ I89 308 














- 4]6- 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 

अल अम्बिया II0 63 
अल अहज़ाब 64 8]5 

अतीत के अज्ञात विषयों की जानकारी प्राप्त होना | सूरः परिचय 4]9 

मुहम्मद सल्ल. को उस युग में सापेक्षतावाद| सूरः परिचय I080 

(Relativity) का सिद्धांत समझाया गया 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. का मनुष्य होना 

अनाथ अवस्था अज़ ज़ुहा 7 I265 

मानवीय आवश्यकताओं का पाया जाना अल फ़ुर्क़ान 8 673 
अल आ'राफ़ I89 308 
आले इप्रान I45 II7 
बनी इस्राईल III 535 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. की आराधना और दुआएँ 

अल्लाह ने मुहम्मद सल्ल. को आदर्श भक्त घोषित| अल जिन्न 20 [77 

किया है अल अलक II I273 

मुहम्मद सल्ल. की उपासनाओं का वर्णन सूरः परिचय II73 

बद्र युद्ध के समय अनुनय विनय पूर्वक दुआ सूरः परिचय 32 

मुहम्मद सल्ल. की दुआओं के कारण मुसलमानों | सूरः परिचय 332 

को विजयलाभ 

मुहम्मद सल्ल. को सिखाई जाने वाली कुछ दुआएँ | बनी इस्राईल 8] 530 
बनी इस्राईल 25 520 

ता हा I5 | 590,59] 

अल मु'मिनून | ।।9 650 
अल मु'मिनून 98 647 

अपने रब्ब का संपूर्ण आज्ञाकारी होने का वर्णन सूरः परिचय 224 

अल्लाह के निकट सबसे महान सजदः आप सल्ल. | सूरः परिचय 265 

ने किया 

अल्लाह के गुणगान करने वालों में सबसे बढ़कर| सूर: परिचय II26 

गुणगान करने वाले 

हज़रत मुहम्मद सल्ल. का विरोध 

विरोधियों का नमाज़ से रोकना अल अलक I0, | 273 

विरोधियों के इरादे अल अन्फ़ाल 3] 320 

मुनाफिकों के षड्यंत्र अन निसा 82 I57 

विरोधियों की अनुचित मांगें अल अन्‌आम 9 226 














- 4]7 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
बनी इस्राईई | 9।-94 | 53,532 
अल क़सस 49 740 
इनकार करने वालों का आप सल्ल. को पागल कहना | अल हिञ्ज 7 473 
अल मु'मिनून है| 644 
काफ़िरों का आरोप कि मुहम्मद सल्ल. को कोई| अन नहल I04 506 
सिखाता है 
विरोधियों के द्वारा किये गये उत्पीडन के प्रति| अल अहज़ाब 49 8I0 
ध्यान न देने का आदेश 
शत्रु के कटाक्ष को धैर्यपूर्वक सहने का निर्देश सूरः परिचय I020 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की सच्चाई 
यहूदियों को मुबाहलः करने की चुनौती अल जुमुअः i I20 
ईसाइयों को मुबाहलः करने की चुनौती आले इप्रान 62 99 
मुहम्मद सल्ल. की सच्चाई की एक बुद्धिसंगत दलील यूनुस I7 37] 
मुहम्मद सल्ल. की सच्चाई का एक मापदंड सूरः परिचय II55 
मुहम्मद सल्ल. के बाद उनका एक साक्षी आयेगा हद I8 397 
सूरः परिचय I238 
मुहम्मद सल्ल. के आगमन का मूसा अलै. के द्वारा| अस सफ़्फ़ 7 III4 
भविष्यवाणी 
मुहम्मद सल्ल. के मक्का वापस आने की| अल क़सस 86 748 
भविष्यवाणी 
मुहम्मद सल्ल. का एक महान चमत्कार सूरः परिचय II9I 
मुहम्मदीम टीका 87] 
हज़रत मरियम अतलैहा. 
मरियम के पिता का नाम इम्रान था अत तहरीम I3 II4] 
माता के द्वारा मरियम को उत्सर्ग किया जाना और| आले इम्रान 36 93 
अल्लाह का स्वीकार करना 
माँ ने आपका नाम मरियम रखा आले इप्रान 37 93 
हज़रत ज़करिया के द्वारा लालन-पालन और प्रशिक्षण | आले इम्रान 38 93 
अपने समय की सभी नारियों में से अन्यतम आले इप्रान 43 95 
एक सम्मानित, निकटता प्राप्त और पवित्र पुत्र| आले इम्रान 46 95 
की शुभ-सूचना मरियम 20 563 
पुत्र प्राप्ति की सूचना से विस्मित होना आले इप्रान 48 96 
मरियम 2l 563 














- 4]8 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
यहूदियों का मरियम पर आरोप लगाना अन निसा I57 I78 
मरियम 29 564 
एक ऊँची पहाड़ी क्षेत्र की ओर हज़रत ईसा अलै. | अल मू'मिनून 5 642 
के साथ हिजरत करना 
मोमिनों का उदाहरण मरियम के समान अत तहरीम I3 I4] 
मरियम की पवित्रता के कारण ज़करिया अलै. के| सूरः परिचय 85 
मन में पवित्र संतान की इच्छा उत्पन्न हुई 
मरियम में यह क्षमता थी कि बिना शारीरिक टीका 93 
संबंध के उन से संतानोत्पत्ति हो सके 
मारूत (एक देवतुल्य व्यक्ति) अल बक़रः ॥03 टीका| 27 
मीकाईल (एक फरिश्ता) अल बक़रः 99 26 
हज़रत मूसा अलै. 
मूसा अलै. इब्राहीम अलै. की संतान में से थे अल अन्‌आम 85 243 
मूसा की माँ को वहइ अल क़सस 8 732 
माँ का मूसा को नदी में बहाना ता हा 40 579 
अल क़सस 8 732 
फ़िरऔन के घरवालों का मूसा को नदी से| अल क़सस 9 732 
निकालना 
अपनी माँ के पास वापस लौटाया जाना ता हा 4] 579 
मदयन वासियों में कई वर्ष रहना ता हा 4] 580 
मूसा के हाथों एक व्यक्ति का वध अल क़सस I6 733 
मूसा अलै. दर्जा 
मूसा अलै. के साथ विशेष रूप से अल्लाह का| अन निसा I65 I80 
वार्तालाप 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. के साथ समानता अल मुज़ज़म्मिल | 6 I82 
तूर पर्वत पर अपने से बड़े रसूल हज़रत मुहम्मद | सूरः परिचय I036 
सल्ल. की सूचना मिली 
मूसा ने भी आध्यात्मिक ऊँचाइयों को प्राप्त किया| सूरः परिचय 5]2 
परन्तु हज़रत मुहम्मद सल्ल. की ऊँचाई मूसा से 
बढ़कर थी 
ज्ञान और विवेकशीलता प्रदान किया जाना अल क़सस 5 733 
पुस्तक और फुर्क़ीन दिया जाना अल बक़रः 54 I4 
मूसा अलै. का एक 'कश्फ़' अल क़हफ़ | 6।-83 |550-554 














- 4]9 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
तूर पर्वत के किनारे आग देखना ताहा ॥] 576 
अल क़सस 30 737 
अन नम्ल 8 72 
पवित्र घाटी से मूसा को पुकारा जाना ताहा I2 577 
अन नाज़ियात I7 I2I5 
मूसा अलै. का आविर्भाव 
फ़िरऔन की और आविर्भाव अल आ'राफ़ I04 290 
हज़रत हारून को सहयोगी बनाने का निवेदन ता हा 30 578 
अल क़सस 35 738 
हारून के लिए किया गया निवेदन स्वीकृत हुआ ता हा 37 579 
मूसा और हारून अलै. को फुर्कन दिया गया अल अम्बिया 49 604 
मूसा और हारून अलै. पर सलाम अस साफ्फ़ात | ।2] 87] 
मूसा और हारून पर अल्लाह की कृपा अस साफ़फ़ात | ।75 870 
फ़िरऔन की जाति का दुआ के लिए निवेदन अल आ'राफ़ | ।35 294 
मिस्र वासियों का मूसा को अमंगल सूचक मानना | अल आ'राफ़ I32 294 
फ़िरऔन का मूसा को जादुग्रस्त कहना बनी इस्राईल I02 533 
मूसा की हत्या के लिए विचार-विमर्श अल क़सस 2] 734 
फ़िरऔन की जाति के थोड़े ही युवक मूसा पर यूनुस 84 385 
ईमान लाये 
मूसा अलै. के चिह्न 
मूसा को चिह्न और प्रबल प्रमाण दिये गये अल मु'मिन 24 9]3 
फ़िरऔन के लिए मूसा को नौ चिह्न दिये गये बनी इस्राईल I02 533 
अन नम्ल I3 73 
अल आ'राफ़ I34 294 
हाथ सफ़ेद होने का चिह्न अल आ'राफ़ | ।09 290 
ता हा 23 578 
अन नम्ल I3 73 
अल क़सस 33 737 
फ़िरऔन के राजदरबार में जादुगरों से मुकाबला अल आ'राफ़ |76-22|297-292 
मूसा की लाठी ने जादुगरों का सब कुछ निगल लिया | अश शुअरा 46 69] 
जादुगरों का ईमान लाना अल आ'राफ़ I22 292 
ता हा है| 583 
अश शुअरा 48 69] 














- 420 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
मूसा की लाठी के साँप बनने की वास्तविकता अल आ'राफ़ |08,09 | 290 
मूसा अलै. की पुस्तक 
मूसा अलै. की पुस्तक केवल बनी इस्राईल के लिए| बनी इस्राईल 3 55 
हिदायत थी 
मूसा की पुस्तक मार्गदर्शक और कृपा स्वरूप थी हद I8 397 
अल अहकाफ़ I3 987 
अपने युग के लिए मूसा की शरीअत संपूर्ण थी अल अन्‌आम I55 26] 
मूसा अलै. की जाति (बनी इस्राईल) 
मिस्र में बनी इस्राईल के गृह निर्माण की शैली यूनुस 88 386 
बनी इस्राईल को मिस्र से निकाल कर ले जाने का ता हा 78 585 
निर्देश अश शुअरा 53 692 
लाठी को समुद्र पर मारने का आदेश अश शुअरा 64 693 
मूसा और उनके सब साथियों का बचाया जाना अश शुअरा 66 693 
मूसा के साथियों का शत्रु-सेना को देख कर घबरा जाना। अश शुअरा 62 693 
जाति के लिए पानी की माँग अल बक़रः 6] I5 
जाति को अल्लाह से सहायता माँगने की शिक्षा अल आ'राफ़ I29 293 
चालीस दिन के लिए तूर पहाड़ पर बुलाया जाना | अल आ'राफ़ 43 296 
अल बक़र: 52 4 
अल्लाह को प्रत्यक्ष दृष्टि से देखने की इच्छा और | अल आर'राफ़ 44 296 
ईश्वरीय दीप्ति को देखकर मूर्छित हो जाना 
जाति के सत्तर व्यक्तियों का चयन अल आ'राफ़ I56 299 
बनी इस्राईल का अल्लाह को देखने पर ज़ोर देना अल बक़रः 56 I4 
बनी इस्राईल की मूसा से अनुचित माँगे अल आ'राफ़ I39 295 
जाति के शिर्क करने पर मूसा का क्रोध और खेद | अल आ'राफ़ I5] 298 
ता हा 87 586 
मूसा का अपनी जाति को पवित्र भूमि (फ़िलिस्तीन) | अल माइदः | 22-27 | ।95 
में प्रवेश करने का आदेश 
जाति का प्रवेश करने से इनकार अल माइदः 25 I95 
मूसा के बाद एक के पीछे एक रसूल आये अल बक़रः 88 23 
मूसा की जाति के एक वर्ग का सत्य समर्थक होना | अल आ'राफ़ I60 30] 
य 
हज़रत यहया अलै. 
यहया हज़रत ज़करिया अलै. की दुआओं के फल थे | अल अम्बिया 9] 6I0 





- 42] - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
हज़रत ज़करिया को यहया का शुभ समाचार मिलना | आले इम्रान 40 94 
मरियम 8 56] 
यहया के जन्म होने की शुभ सूचना पर ज़करिया| आले इप्रान 4] 94 
अलै. का विस्मय प्रकट करना 
मरियम 9 562 
यहया अलै. से पूर्व इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था| मरियम 8 56] 
यहया को बचपन में ही तत्त्वज्ञान दिया गया मरियम I3 562 
यहया का तक़वा और पवित्रता मरियम I4 562 
माता-पिता से सद्‌ व्यवहार मरियम I5 562 
यहया अतीत की कुछ भविष्यवाणियों के प्रमाण | आले इम्रान 40 94 
और पुष्टिकर्ता थे 
जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के समय यहया पर मरियम I6 562 
सलामती 
यहया अलै. को वध नहीं किया गया सूरः परिचय 560 
यहदी 
यहूदियों में से कई पक्के ज्ञान रखने वाले मोमिन हैं | अन निसा I63 I80 
उनमें से कई ईमानदार और कई खयानत करने| आले इप्रान 76 I02 
बाले हैं अल माइदः I4 I92 
यहूदी दो बार धरती में फ़साद करेंगे बनी इस्राईल 5 5I6 
पवित्र-भूमि (फ़िलिस्तीन) से यहृदियों का निकाला | बनी इस्राईल 5 5I6 
जाना 
अंत्ययुग में उन्हें पवित्र-भूमि में इकट्ठा किया | बनी इस्राईल I05 534 
जाएगा 
क़यामत तक ऐसे व्यक्ति पैदा होंगे जो उन्हे, अल आ'राफ़ I68 303 
पीड़ाजनक अज़ाब पहुँचाएँगे 
प्रकोपग्रस्त बनने के कारण अन निसा |।56-।58| 78 
हज़रत मरियम अलै. पर आरोप लगाना अन निसा I57 I78 
हज़रत ईसा अलै. को अस्वीकार करने का दंड अन निसा 6] I52 
हज़रत ईसा अलै. को मारने में यहूदी असफल रहे अन निसा I58 I78 
अल्लाह ने हज़रत ईसा को यहूदियों से सुरक्षित रखा | अल माइदः III 220 
यहूदियों को मुबाहलः करने का न्योता अल जुमुअः ह I20 
अहज़ाब युद्ध में गद्दारी अल अहज़ाब |27 टीका | 805 
बनू-नज़ीर का मदीना से निर्वासन अल हृश्र 3 टीका | 099 





- 422 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 

मोमिनों को ताकीद कि यहूदियों और ईसाइयों को| अल माइदः 52 203 

अंतरंग मित्र न बनाएँ 

यहूदियों पर अल्लाह की लानत और प्रकोप अल माइदः 6] 205 
अन निसा 47 I49 

यहूदी विद्वानों के कुकर्म अल माइदः 64 206 

यह॒दियों का कथन कि अल्लाह का हाथ बंद किया | अल माइदः 65 206 

हुआ है 

क़यामत तक यहूदियों की ईसाइयों से शत्रुता और| अल माइद: 65 206 

द्वेष 

यहूदियों का काम दुनिया में फसाद करते फिरना अल माइद: 65 206 

मोमिनों से शत्रुता करने में सर्वाधिक कट्टर यहूदी | अल माइदः 83 2Il 

और मुश्रिक हैं 

यहूदियों को हलाल और हराम की शिक्षा अल अन्‌आम | ।47 |258-259 

यहूदी झूठ को ध्यान पूर्वक सुनते हैं अल माइद: 42 I99 

यहूदी बढ़-चढ़ कर अवैध (हराम) धन खाते हैं अल माइदः 43 200 

यहूदी वाक्यों में परिवर्तन करते हैं अन निसा 47 I48 
अल माइद: I4 I92 

यहृदियों का मन कठोर होना उन पर अल्लाह की| अल माइदः I4 !92 

ला'नत के कारण है 

सब्त के विषय में सीमा का उल्लंघन करने की| अन निसा I55 [77 

मनाही 

यहूदियों का अल्लाह को साक्षात रूप से देखने की| अन निसा I54 [77 

मांग 

हज़रत याकूब अलै. 

याकूब अलै. के जन्म का शुभ समाचार हद 72 408 

इब्राहीम अलै. का पौत्र अल अम्बिया 73 607 

याकूब अलै. का नाम इस्राईल आले इप्रान 94 I07 

अपनी संतान को एकेश्वरवाद पर अटल रहने का| अल बक़रः 55 35 

उपदेश 34 

याकूब के परिवार वालों पर नेमतों का पूरा होना यूसुफ़ 7 422 

यूसुफ़ अलै. को अपना स्वप्न बताने से रोकना यूसुफ़ 6 42] 

यूसुफ़ की जुदाई के शोक में आँखों के सफेद होने यूसुफ़ 85 टीका | 439 


का अर्थ 














- 423 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
अपनी सारी संतान के साथ मिस्र में आकर हज़रत यूसुफ़ I0I 442 
यूसुफ़ अलै. के साथ बस जाना 
याजूज और माजूज 
धरती में उपद्रव करने का कारण अल कहफ़ 95 556 
अल अम्बिया 97 6I] 
हज़रत यूसुफ़ अलै. 
यूसुफ़ अलै. को ज्ञान और विवेकशक्ति दिया जाना यूसुफ़ 23 425 
स्वप्न-फल का ज्ञान प्राप्त होना यूसुफ़ 38 428 
यूसुफ़ अलै. के बचपन का एक स्वप्न यूसुफ़ 5 42] 
यूसुफ़ अलै. सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध थे यूसुफ़ 47 430 
भाइयों की ओर से हत्या का षड्यंत्र यूसुफ I0 422 
कुएँ के अंधकारमय तल में फेंका जाना यूसुफ I6 423 
कुएँ से बाहर निकाल लिया जाना यूसुफ़ 20 424 
मिस्र के अज़ीज़ के द्वारा खरीदा जाना यूसुफ़ 22 424 
अज़ीज़ की पत्नी के द्वारा फुसलाने की चेष्ठा यूसुफ़ 24 425 
मिस्र की महिलाओं के हाथ काटने की यूसुफ़ 32 427 
वास्तविकता 
कारागार में धर्म प्रचार यूसुफ़ 40 429 
कारागार से बाहर निकल कर मिस्र के राजकोषों यूसुफ़ 55, 56 | 433 
पर नियुक्त होना 
मिस्र देश में यूसुफ़ अलै. को प्रतिष्ठा प्राप्त होना यूसुफ़ 22 424 
यूसुफ़ 57 433 
अपना कुर्ता अपने पिता की सेवा में भेजना यूसुफ़ 94 44] 
अपने भाइयों को क्षमा करना यूसुफ़ 93 44] 
माता-पिता का स्वागत और सत्कार यूसुफ़ I00 442 
यूसुफ़ अलै. की दुआ यूसुफ I02 442 
यूसुफ़ अलै. के अनुयायिओं का यह मानना कि| अल मु'मिन 35 95 
यूसुफ़ अलै. के बाद कोई नबी नहीं आयेगा 
हज़रत यूनुस अलै. 
(देखें “जुन नून’ शीर्षक भी) 
एक लाख से अधिक लोगों की ओर यूनुस अलै. | अस साफ़्फ़ात I48 873 
भेजे गये थे 
यूनुस अलै. की जाति का प्रशंसा योग्य नमूना यूनुस 99 | 388,389 














- 424 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
यूनुस अलै. को समझाया गया कि प्रकोप की| सूरः परिचय I49 
चेतावनी कभी कभार प्रायश्चित और क्षमा याचना 
से टल जाती है 
जाति को छोड़ कर चले जाना अस साफ़फ़ात 4] 872 
समुद्र में फेंके जाने पर मछली के द्वारा निगले जाना | अस साफ़फ़ात |।42,।43 | 872 
मछली का यूनुस अलै. को उगल देना अस साफ़फ़ात I46 873 
यदि यूनुस अलै. अल्लाह की स्तुति करने वाले न| अस साफ़फ़ात |।44,45| 873 
होते तो सदा के लिए मछली के पेट में रहते 
“जुन नून' मछली वाला अथवा 'नैनवा' का| अल अम्बिया 88 609 
निवासी 
“नून' से अभिप्राय जुन नून' अर्थात यूनुस अलै. हैं| सूर: परिचय I49 
र्‌ 
इमाम फ़छूद्दीन राज़ी रहि. टीका I78 
ल 
हज़रत लुक़मान अलै. 
लुक़मान अलै. को तत्वज्ञान प्रदान किया गया लुक़मान I3 783 
जो तत्त्वज्ञान दिया गया उसका के्द्ररबिदु अल्लाह | सूरः परिचय 780 
की कृतज्ञता को प्रकट करना है 
लुक़मान अलै. का अपने पुत्र को उपदेश लुक़मान I4 784 
हज़रत लूत अलै. 
हज़रत इब्राहीम अलै. पर ईमान लाना अल अन्कबूत 27 755 
जाति के विरुद्ध अपनी सहायता के लिए दुआ अल अन्कबूत 3] 756 
लूत अलै. के लिए ईश्वरीय सहायता अल अम्बिया 78 607 
जाति के आचरण से विरक्ति अश शुअरा I69 702 
जाति को अश्लीलता से रोकने की चेष्ठा अन नम्ल 55,56 | 72] 
अल अन्कबूत 29 756 
अश शुअरा I66 70] 
जाति दुराचारिणी थी अल अम्बिया 75 607 
आपकी जाति का चेतावनी को ठुकरा देना अल क़मर 34 I055 
जाति के बाहर के लोगों को लूत के पास आने से| अल हिञ्र 7] 480 


रोकना 
लूत अलै. के निकट अतिथियों के आगमन से 
जाति का क्रोध 





हू 





79 





409 





- 425 - 




















शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
अपनी जाति को अपनी पुत्रियां के सम्मान का हद 79 409 
वास्ता देना अल हिज्र 72 480 
लूत को निर्वासित करने की धमकी अश शुअरा I68 702 
अन नम्ल 57 72] 
जाति का अपने लिए अज़ाब की माँग अल अन्कबूत 30 756 
हज़रत इब्राहीम अलै. को लूत की जाति की| अल अन्कबूत 32 756 
तबाही की सूचना दी गई 

लूत की जाति को तबाही से बचाने के लिए हद 75,76 409 

अल्लाह के निकट इब्राहीम अलै. का निवेदन 
रातों रात बस्ती से निकल जाने और मुड़ कर न हद 82 40 
देखने का निर्देश अल हिज्र 66 480 
लूत की जाति की तबाही अल अम्बिया 78 607 
लूत की जाति पर पत्थरों की बारिश वाला अज़ाब हद 83 4]0 
अल हिज्र 75 480 
अश शुअरा I74 702 
अन नम्ल 59 722 
अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए दुआ अश शुअरा I70 702 
लूत के घरवालों को अज़ाब से बचाने का वादा अल हिज्र 60 479 
लूत और उसके घरवालों का अज़ाब से सुरक्षित रहना | अल अम्बिया 72 606 
अल क़मर 35 I055 
पत्नी पर विपत्ति आने की सूचना अल अन्कबूत | 33,34 | 757 
हद 82 4]0 
काफ़िरों का उदाहरण नूह और लूत की पत्नी के समान | अत तहरीम I II4] 

व 
वलीउल्लाह शाह (मुहदस देहलवी) टीका 29 
श 
हज़रत शुऐब अलै. 

शुऐब अलै. का मदयन वासियों की ओर आविर्भाव | अल आ'राफ़ 86 285 
हद 85 40 
अल अन्कबूत 37 757 
जाति को तक़वा अपनाने की शिक्षा दी अश शुअरा I78 702 
जाति को माप-तौल पूरा देने का निर्देश अल आ'राफ़ 86 285 
हू 86 4]] 








- 426 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
विरोधियों का लोगों को शुऐब के अनुसरण करने| अल आ'राफ़ 9] 287 
से रोकना 
विरोधियों की धमकियाँ अल आ राफ़ 89 287 
शुऐब की जाति की तबाही अल आ'राफ़ 92 287 
शुऐब और उनके साथियों का सुरक्षित रहना हद 95 4]3 
स 
समूद जाति 
ये लोग आद जाति के उत्तराधिकारी थे अल आ राफ़ 75 283 
इनकी ओर हज़रत सालेह अलै. का आविर्भाव| अल आ'राफ़ 74 283 
हुआ था 
ये पत्थर तराश कर मकान बनाते थे अल हिज्र 83 48] 
समूद जाति का नबियों का इनकार करना अश शुअरा I42 699 
अल कमर 24 I054 
क़ाफ़ I3 I022 
हज़रत सालेह अलै. की ऊँटनी उनके लिए चिह्ल| बनी इस्राईल 60 526 
स्वरूप थी 
ये असहाब-उल हिज्र भी कहलाते हैं अल हिज्र 8] 48] 
सूरः परिचय 472 
इनकी तबाही हद 68,69 | 407,408 
सबा जाति अन नम्ल 23 7I5 
सबा जाति की खुशहाली सबा I6 824 
हज़रत सलमान फारसी रज़ि. टीका III9 
सामरी 
सामरी का बनी इस्राईल को पथभ्रष्ट करना ता हा 86 586 
सामरी से हज़रत मूसा की पूछताछ ता हा 96 587 
सामरी को कुष्ठरोग हो गया ता हा 98 टीका | 588 
हज़रत सालेह अलै. 
समूद जाति की ओर आविर्भाव अल आ'राफ़ 74 283 
हद 64 407 
अन नम्ल 46 720 
नबी होने का दावा करने से पूर्व जाति के लिए हद 63 406 
आशाकेन्द्र थे 
जाति को अल्लाह से क्षमा याचना करने का उपदेश हू 62 406 





- 427 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
सालेह अलै. का जाति को संदेश पहुँचा देना अल आरराफ़ 80 284 
जाति के लोगों की ईश प्रकोप कामना करना अल आ'राफ़ 78 284 
सालेह अलै. के शहर में नौ व्यक्ति उपद्रव करने| अन नम्ल 49 720 
वाले थे 
रात को सालेह अलै. पर आक्रमण करने का षड्यंत्र | अन नम्ल 50 72I 
ऊँटनी रूपी चिह्न अश शुअरा I56 70I 
अल आ'राफ़ 74 283 
हद 65 407 
विरोधियों ने उनकी ऊँटनी की कूंचें काट डालीं अल आ'राफ़ 78 284 
अश शुअरा I58 70l 
कूँचें काटने का भावार्थ सूरः परिचय I258 
जाति की तबाही अश शम्स I5 I260 
सालेह अलै. और उनके अनुयायिओं की मुक्ति हद 67 407 
हज़रत सुलैमान अतै. 
सुलैमान अलै. दाऊद अलै. के उत्तराधिकारी हए अन नम्ल I7 74 
सुलैमान बार-बार अल्लाह की ओर झुकने वाले थे साद 3] 88] 
इन्हें पक्षियों की भाषा सिखायी गई थी अन नम्ल I7 74 
पक्षियों की भाषा सिखाये जाने की वास्तविकता सूरः परिचय 708 
हवाओं को सेवा में लगाया गया था सबा I3 822 
अल अम्बिया 82 608 
साद 37 882 
सुलैमान अलै. के लिए मनुष्यों, जिन्नों और| अन नम्ल I8 74 
पक्षियों की सेना इकट्ठी की गई 
जिन्नों के द्वारा आप का आज्ञापालन अन नम्ल 40 78 
सुलैमान अलै. के युग में ताँबे के उपकरण बनाने सबा I3 822 
के कारखाने 
सुलैमानी सेना का नम्ल घाटी में आगमन अन नम्ल I9 74 
घोड़ों से प्रेम साद 32-34 | 88] 
घोड़ों से प्रेम की एक भूल व्याख्या का खंडन टीका 88],882 
हुदृहद की अनुपस्थिति पर सुलैमान के द्वारा अन नम्ल 2] 7I5 
पूछताछ 
महारानी सबा को एकेश्‍्वरवाद के आमंत्रण पर| अन नम्ल 29-32 | 7I6, 
आधारित पत्र 7I7 














- 428 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
महारानी सबा की ओर से हज़रत सुलैमान अलै. | अन नम्ल 36 77 
के लिए उपहार 
महारानी सबा के सिंहासन की भाँति सिंहासन| अन नम्ल 39-42 |78,79 
बनवाना 
महारानी सबा को धर्मशिक्षा देने के लिए महल| अन नम्ल 45 7I9 
निर्माण 
हज़रत सुलैमान अलै. के द्वारा महारानी सबा का| अन नम्ल 45 720 
अल्लाह पर ईमान लाना 
हज़रत सुलैमान अलै. और हज़रत दाऊद अलै. का| अल अम्बिया 79 607 
एक खेती के बारे में फैसला 
अयोग्य पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी और साम्राज्य सबा I5 824 
का पतन साद 35 टीका | 882 
सुलैमान अलै. ने इनकार नहीं किया अल बक़रः I03 27 
सेंट पॉल (5/7 P७।) टीका 222 
ह 
हामान 
(फ़िरऔन का एक विशिष्ट सभासद और सेनापति) 
फ़िरऔन का हामान को महल-निर्माण का आदेश | अल क़सस 39 739 
अल मु'मिन 37 9I6 
हामान अपराधी था अल क़सस 9 732 
हारूत (बाबिल नगर का एक पुण्यात्मा व्यक्ति) | अल बक़रः I03 oi 
हज़रत हारून अतै. 
हारून अलै. माँ की ओर से मूसा अलै. के भाई थे | अल आ'राफ़ I5] 298 
ता हा 95 587 
हज़रत मूसा अलै. की दुआ, हारून को उनका ता हा 30 578 
सहायक बनाया जाये अश शुअरा I4 688 
अल क़सस 35 738 
हारून के संबंध में मूसा की दुआ कुबूल होना ता हा 37 579 
अल फुर्क़ान 36 678 
हारून अलै. को नुबुव्वत मिली मरियम 54 568 
हारून और मूसा अलै. को फुर्कान और प्रकाश| अल अम्बिया 49 604 
दिये गये 
हारून अलै. और मूसा अलै. पर अल्लाह की कृपा | अस साफ़्फात | ।।5 870 














- 429 - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
तूर पहाड़ पर जाने के दिनों में मूसा अलै. ने। अल आ'राफ़ 43 296 
हारून अलै. को बनी इस्राईल में अपना कार्यवाहक 
नियुक्त किया 
हारून से मूसा की नाराज़गी ता हा 93 587 
जाति में शिर्क फैलने पर मूसा अलै. का क्रोधित| अल आ'राफ़ I5] 298 
होना ता हा 93 587 
बनी इस्राईल को हारून अलै. का उपदेश ता हा 9] 587 
हारून अलै. के लिए मूसा अलै. की दुआ अल आ'राफ़ | ।52 299 
हारून अलै. के कुटुम्ब का उत्तराधिकार अल बक़रः 249 69 
हज़रत हूद्‌ अलै. 
आद जाति की ओर का आविर्भाव अल आ'राफ़ 66 28] 
हृद अलै. की जाति कारखानों और स्मारकों के अश शुअरा I29- | 698 
निर्माण में निपुण थी I30 
आद जाति को तक़वा धारण करने का उपदेश अश शुअरा I25 698 
इनकार करने वालों का कहना कि हृद अलै. कोई हद 54 404 
स्पष्ट चिह्न नहीं लाये 
जाति को सत्यवार्ता पहुँचा देना हद 58 405 
हुद्हुद 
हज़रत सुलैमान अलै. का एक सेनापति अन नम्ल 2l 7I5 








- ।430 - 





स्थान सूची 











शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
अतलांतिक महासागर टीका 680 
अफ़ग़ानिस्तान 
कश्मीर जाते हुए हज़रत ईसा अलै. का यहाँ से| सूरः परिचय 32 
गुज़रना 
अफ़ग़ानिस्तान में बसे बनी इस्राईल शिष्टमण्डल | अल जिन्न 2-I0 | II75- 
का हज़रत मुहम्मद सल्ल. से मिलने के लिए आना टीका I76 
अरफ़ात अल बक़रः I99 53 
अहक्राफ़ अल अहक़ाफ़ 22 990 
(टीला क्षेत्र, आद जाति का निवास स्थान) 
इरम अल फ़ज़ 8 I252 
(प्रथम आद जाति का एक नगर) 
इराक टीका II0I 
उम्मुल कुरा (देखें मक्का शीर्षक भी) सूरः परिचय 955 
कश्मीर 
हज़रत ईसा अलै. का आगमन सूरः परिचय I32 
हज़रत ईसा अलै. और उनकी माँ को कश्मीर में| सूर: परिचय 635 
शरण दी गई 
काकेशिया पर्वत टीका 556 
कैसपियन सागर टीका 556 
जूदी पर्वत 
तूफ़ान के बाद नूह अलै. की नौका का यहाँ पर हद 45 403 
लंगर डालना 
तुर्की टीका 556 
तूर अल बकर: 64 I7 
तूर की छाया में बनी इस्राईल से प्रतिज्ञा लिया जाना | अल बक़रः 64,94 | I7,25 
तूर की क़सम अत तूर 2 I037 
तूर की दाहिनी ओर बनी इस्राईल से समझौता ता हा 8] 585 
तूर की ओर हज़रत मूसा अलै. का आग देखना अल क़सस 30 737 
तूरे सीना में ज़ैतून की खेती अल मु'मिनून 2l 638 
दरबंद टीका 556 


तुर्की और रूस के बीच दरबंद की दीवार 














- 43] - 























शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
नम्ल अन नम्ल I9 7I4 
(सबा जाति के शासनाधीन एक घाटी) 
नागासाकी 
परमाणु बम से तबाही सूरः परिचय 984 
नील नदी टीका 693 
प्रशांत महासागर टीका 680 
फ़िलिस्तीन 
हज़रत ईसा अलै. का यहाँ से देशांतरण अल माइद: |।।8 टीका| 222 
अंत्ययुग में यहाँ पर यहदी इकद्रे किये जाएँगे और | बनी इस्राईल 8 5I6 
यहाँ से एक बार फिर निकाले जाएँगे 
फ़साद के कारण यहदियों का यहाँ से निकल जाना | बनी इस्राईल 5 5I6 
अंत्ययुग में यहाँ पर यहूदी इकट्रे किये जाएँगे बनी इस्राईल I05 534 
पवित्र-भूमि के वास्तविक उत्तराधिकारी अल अम्बिया I06 62 
बक्का 
मक्का घाटी का पुरातन नाम आले इम्रान 97 I07 
बद्र आले इम्रान I24 I3 
बाबिल अल बकर: I03 27 
फरात नदी के तट पर बसा ईसापूर्व इक्कीसवीं 
शताब्दी का एक नगर 
बैतुल्लाह / ख़ाना का बा 
ख़ाना का'बा का सर्वप्रथम निर्माण मनुष्य को| आले इम्रान |97 टीका | ।07 
सभ्यता और आचार-व्यवहार सिखाने का साधन बना 
बैतुल्लाह के बारे में भविष्यवाणी, वह मुत्तक़ी| सूरः परिचय I036 
व्यक्तियों और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होगा 
मस्जिद-ए-हराम के वास्तविक अधिकारी मोमिन| अल अन्फ़ाल 35 320- 
ही रहेंगे 32] 
धार्मिक और आर्थिक स्थिरता का माध्यम अल माइद: 98 2I5 
मक्का 
मक्का की आबादी के लिए हज़रत इब्राहीम अलै. | अल बक़रः 27 | 33-34 
की दुआएँ 
मक्का का पुरातन नाम बक्का है आले इम्रान 97 I07 
उम्मुल कुरा (बस्तिओं की जननी) अल अन्‌आम 93 245 
बलदुल अमीन अर्थात शांतिपूर्ण नगर अत तीन 4 I270 





- 432 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
मक्का वासियों को भूख और भय से मुक्ति देने के| सूरः परिचय I295 
लिए यात्रीदलों की आवाजाही आगे भी रहेगी 
मक्का के अपमान या तबाही का इरादा करने| सूर: परिचय I293 
वालों का अंत असहाब-उल-फील (हाथी वालों) 
के समान होगा 
हज़रत मुहम्मद सल्ल. की मक्का से हिजरत और| बनी इस्राईल 8] 530 
पुनः वापसी की भविष्यवाणी अल क़सस 86 748 
अल बलद 3 I256 
मद्यन अल आ'राफ़ 86 285 
हज़रत शुएऐब अलै. की जाति का निवास स्थल हद 96 4]3 
अल अन्कबूत 37 757 
मदयन वासियों की तबाही हद 96 4]3 
हज़रत मूसा अलै. का मिस्र से निकल कर मद्यन| अल क़सस 23 735 
पहुँचना 
हज़रत मूसा अलै. का यहाँ कुछ वर्ष तक रहना ता हा 4] 580 
मदीना (देखें 'यस्तिब' भी) 
मदीना के मुनाफिकों के क्रिया-कलाप अत तौबः I0I 358 
अल मुनाफिकून | 9 II24 
अल अहज़ाब 6] 84 
मर्वा (मक्का के निकट एक पहाड़ी) 
अल्लाह के चिह्रों में से है अल बक़र: I59 4] 
मशूअर-ए-हराम 
अरफ़ात मैदान से मक्का की ओर अगला पड़ाव अल बक़रः I99 53 
मिस्र 
हज़रत यूसुफ अलै. को मिस्र के एक व्यक्ति ने ख़रीदा यूसुफ़ 22 424 
हज़रत यूसुफ़ अलै. के परिवार का मिस्र में आना यूसुफ़ I00 442 
फ़िरऔन के द्वारा शासित अज़ जुखरुफ़ 52 963 
बनी इस्राईल के लिए मिस्र में घरों का निर्माण यूनुस 88 386 
मृत सागर टीका I053 
यस्रिब (मदीना का पुरातन नाम) अल अहज़ाब 4 802 
रूम अर रूम 3 767 
रूम सागर टीका I062 
रूस टीका 556 














- ।433 - 














शीर्षक संदर्भ आयत सं.| पृष्ठ 
लाल सागर टीका I062 
सफ़ा (मक्का के निकट एक पहाड़ी) 
अल्लाह के चिह्लों में से है अल बक़रः I59 4] 
हिज्र अल हिज 8] 48] 
(हज़रत सालेह अलै. की जाति का निवास स्थान) 
हिरोशीमा 
परमाणु बम से तबाही सूरः परिचय 984 
हुदैबिया सूरः परिचय I003 
हुनैन अत तौबः 25 339 
सूरः परिचय 332 

















- 434 - 





